


. : +/ 9-20» Cg a 


भारतीय इतिहास कोश 





हिन्दी समिति ग्रन्थमाला : २३३ 


भारतीय इतिहास कोश 


('ए डिक्शनरी ऑफ इण्डियन हिस्ट्री” का हिन्दी रूपान्तर) 


मूल लेखक 
सच्चिदानन्द भटूटाचार्य 
भू०पू० प्राध्यापक, इतिहास प्रेसीडेंसी कालेज, कलकत्ता 


अनुवादक 
ज्ञानचन्द्र जैन, चन्द्रोदय दीक्षित, कमलेश बिहारी माथुर, 
डॉ. रामाश्रय अवस्थी, डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय 





उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
(हिन्दी समिति प्रभाग) 
राजर्षि पुरुषोत्तरदास टण्डन हिन्दी भवन 
६-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - २२६ ००१ 


प्रकाशक 

डॉ. सुधाकर अदीब 
निदेशक 

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
लखनऊ 


(8 उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ। 


प्रथम संस्करण - १६७६ 
द्वितीय संस्करण - १६८६ 
तृतीय संस्करण - २००१ 
चतुर्थ संस्करण - २००४ 
पंचम्‌ संस्करण - २०१३ 


मूल्य : रु० १७००-०० (एक सौ AA) 


प्रतियाँ - ५०० 


ISBN - 978-93-82175-15-5 


मुद्रक 

रोहिताश्व प्रिण्टर्स 

ऐशबाग रोड, लखनऊ 

दूरभाष : ०५२२-२६६२२८६, २६६२६७३ 


समपंण 


ge sit परिचमके उन सभी श्राच्यषिदोंको जिन्होंने 
अपने विद्वतापूर्ण अध्यवसायसे हमारे इस 
प्राचीन देशके ज्ञानके विकासमें 
योगदान किया है। 


प्रकाशकीय 


इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध और तथ्य संगत अध्ययन है। वह काल के हाथों अंकित एक ऐसी 
चित्रकथा है, जिसमें युगीन वास्तविकता और सत्यता के रंगों का प्रयोग होता है। इतिहास कागज पर ही अंकित नहीं 
होता। अपने युग की महाकाल की प्रलयंकारी लहरों के सापेक्ष स्थिर और अनश्वर बनाने की चेष्टा में मनुष्य ने पत्थर, 
चूने और धातुओं पर इतिहास लिखना प्रारम्भ किया। भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परम्पराएँ अत्यन्त विविधतापूर्ण 
और रोमांचकारी हैं। 


मानव विकास की प्रारम्भिक स्थिति से लेकर आज तक भारतीय इतिहास और संस्कृति की महान उपलब्धियाँ 
हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इतिहास और परम्परा के लम्बे कालक्रम को एक दृष्टि में देखने की दिशा में Oita 
इतिहासकार सच्चिदानन्द भट्टाचार्या का भारतीय इतिहास कोश हमारी सहायता करता है। विद्वान लेखक ने जिस तरह . 
से इतिहास के विभिन्‍न महत्त्वपूर्ण शब्दों के बारे में इस कोश में तथ्यपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध करायी है, 
इससे उनकी असाधारण मेहनत और विद्धता का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। भारतीय इतिहास का चाहे प्रारम्भिक 
युग रहा हो अथवा मध्यकाल अथवा आधुनिक युग -- सभी के बारे में विद्वान लेखक ने कुछ भी लिखने से पहले 
सारगर्भित तथ्य जुटाये हैं जिससे इस कोश को अतिरिक्त आभा मिली है। भारतीय इतिहास से सम्बन्धित सामान्य पाठक 
की जिज्ञासाओं का समाधान करने में यह कोश पूर्णरूपेण सक्षम है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का 
यह महत्वपूर्ण प्रकाशन 'भारतीय इतिहास कोश” अत्यन्त उपयोगी व लोकप्रिय है। 

यह कोश मूलतः अंग्रेजी में '" डिक्शनरी ऑफ इण्डियन ey के रूप में कई दशक पहले लिखा गया था और 
आज भी इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। इसी के कारण उ.प्र. हिन्दी संस्थान के हिन्दी समिति प्रभाग की प्रकाशन योजना 
के अन्तर्गत प्रकाशित इस शब्दकोश के चार संस्करण अब तक पाठकों के बीच पहुँच चुके हैं। इतना ही नहीं, इसकी 
माँग पूर्ववत बनी हुई है, अतः यह पाँचवाँ संस्करण अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। विद्वान लेखक ने पुस्तक के अन्त 
में तिथिवार भारतीय इतिहास की एक संक्षिप्त झलक भी प्रस्तुत की है और ऐसे में यह भारतीय इतिहास कोश हर 
वर्ग के पाठकों के लिए आज भी अत्यन्त लाभकारी है। आशा है इस इतिहास कोश का यह Teal संस्करण भी सभी 
के लिए पूर्व की भाँति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। 


डॉ. सुधाकर अदीब 
निदेशक 


निवेदन 


इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध और तथ्यसंगत अध्ययन का नाम है। इतिहास से गुजरते हुए मनुष्य 
के ज्ञात इतिहास को एक क्रम में देखना और उसकी विकास यात्रा पर एक नजर डालना पहली ही दृष्टि में रोमांचित 
करता है। इससे हम न केवल अपने अतीत से परिचित होते हैं, उसकी विकास यात्रा के विभिन्‍न पड़ावों को देखते हैं, 
अपितु वर्तमान और भविष्य के लिए उससे प्रेरणा भी लेते हैं। इतिहास के प्रमाण हमें अनेकानेक रूपों में उपलब्ध हैं 
और सिर्फ पुरापुस्तकों के रूप में ही नहीं, स्थापत्य, सिक्के, अभिलेखों तथा प्राचीन यात्रियों के विवरणों आदि के रूप 
में भी उससे परिचित होते हैं। यह प्राचीन इतिहास की अनेक कड़ियों को आपस में जोड़ने में असाधारण भूमिका निभाते 
हैं और यह सोचना ही कितना त्रासद है कि इनकी अनुपस्थिति में हम अपने इतिहास और परम्परा के अनेक तथ्यों 
से कितने अपरिचित रह जाते। समय-समय पर अनेक विद्वानों ने इन्हें खोजने, पढ़ने और निहितार्थ निकालने में 
असाधारण योग्यता ae BF का परिचय दिया और इसी के कारण अब पिछले कई हजार वर्षों का क्रमबद्ध भारतीय 
इतिहास हमारे सामने हैं। 

इस इतिहास को क्रमबद्ध ढंग से देखना पढ़ना भी कम श्रमसाध्य नहीं है। ऐसे में सुप्रसिद्ध इतिहासकार और 
विद्वान सच्चिदानन्द भट्टाचार्या की पुस्तक “भारतीय इतिहास कोश” अत्यन्त उपयोगी है। मूलरूप से यह पुस्तक अंग्रेजी 
में 'ए डिक्शनरी आफ shear हिस्ट्री' शीर्षक से लिखी गयी थी, जिसके हिन्दी अनुवाद में ज्ञानचन्द्र जैन, चन्द्रोदय दीक्षित, 
कमलेश बिहारी माथुर, डॉ. रामाश्रय अवस्थी और डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय प्रभृति विद्वानों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 
भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँठा जाता है -- प्राचीन, मध्य और आधुनिककाल। यह कोश इतने 
व्यापक ऐतिहासिक परिदृश्य को भी अधिकतम सीमा तक स्वयं में समेटने में सफल रहा है। 

इस महत्वपूर्ण इतिहास कोश के अब तक चार संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और अब पाँचवाँ संस्करण आप 
तक पहुँच रहा है। उ.प्र. हिन्दी संस्थान के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों में एक भारतीय इतिहास कोश की लोकप्रियता 
हमारे लिए गौरव का विषय है। आशा है जागरूक पाठकों के बीच यह पाँचवाँ संस्करण भी सराहा जायेगा। 


उदय प्रताप सिंह 
कार्यकारी अध्यक्ष 


आमुख 


प्रस्तुत VY हमारे देशके इतिहासके एक sean श्राध्यापकके सम्पूर्ण 
जीवनका-श्रम-फल है, जिसमें छात्रों तथा सामान्य पाठकोंके ज्ञानार्जनके लिए, भारतके 
इतिहासके आदिकालसे अर्थात्‌ इंसा पूव॑के दस हजार वर्ष पहलेसे लेकर अब तकके 
प्रमुख व्यक्तियों और स्थानोंकी चर्चा है। प्रोफेसर सब्चिदानन्द भदूटाचार्यने मेरे 
विचारसे अपने ध्येयमें सफलता प्राप्त की है । उन्होंने अधिक विस्तारमें न जाकर, और 
रुक्षतासे बचते हुए वर्णानुकमसे, भारतीय इतिद्दासमें आदरास्पद विशिष्ट महाजुभावोंके 
जीवनके प्रमुख तथ्य अंकित करनेकी चेष्टा की है और साथ ही सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों, 
संस्थानों तथा प्रमुख स्थानोंका उल्लेख किया है । 

इस प्रकारके अन्थकी आवश्यकता थी और जहाँ तक मेरी जानकारी है इस 
स्तरका दूसरा ग्रन्थ नहीं है, जो भारतीय इतिहासमें रुचि रखनेवाले अध्येताओं तथा 
सुसंस्क्रत व्यक्तियोंकी जिज्ञासा-पूर्तिमं सहायक हो सके । प्रोफेसर भट्टाचायेने प्रस्तुत 
सामग्रीको वर्णानुकमसे संजोया है। उनके इस ग्रन्थकी तुलना बहुत पहले डाउसनकी 
“टबनर्स ओरिएण्टछ सीरीज के अन्तर्गत प्रकाशित ‘Req माइथालोजी” नामक कृतिसे 
की जा सकती है । प्रोफेसर भट्टाचार्यने अपने विद्वतापूर्ण प्रयाससे भारतके युवकों और 
युवतियोंको अपने देशके इतिहासके सम्यक्‌ परिक्षानार्जनकी भर प्रेरित किया है। अपना 
समस्त जीवन उन्होंने इस कार्यकों समर्पित कर हमें एक ऐसा प्रामाणिक इतिहास 
दिया है जिसके तथ्प्-कथ्यपर हम विश्वास कर सकते हैं। उन्होंने बढ़ी सावधानीसे 
विवादास्पद विषयोंसे अपनेको बचाया है, किन्तु साथ ही जहाँ आवश्यकता रही है 
उन्होंने विभिन्‍न मत-मतान्तरोंका भी उल्लेख किया है । 

nea रोचक है, यह कहनेमें मुझे data set यद्यपि मैं इतिहासका विद्यार्थी 

नहीं रहा हूँ, तथापि समाज-विज्ञानके अन्तर्गत भाषा-विज्ञानसे भी इतिहासका निकट 
सम्बन्ध है; अतः इतिहासमें भी मेरी स्वाभाविक रुचि रही 21 मुझे विश्वास है, इस 
ग्रन्थके अध्ययनसे पर्याप्त नयी जानकारी मिलेगी और ऐसे तथ्योंका भी परिज्ञान होगा 
जिसके सम्बन्धमें हम ठीक-ठीक नहीं जानते। इस ग्न्थमें कुछ fort लगभग 
३००० श्रविष्टियाँ हैं। अतः सामान्य ज्ञानाजनकी cea ae gers लोकप्रिय होगी। 
प्रोफेसर भद्टाचायेकी यह कृति अपनेमें संक्षिप्त किन्तु विशद है। यह विद्यार्थियों तथा 
सामान्य पाठकों, दोनोंके लिए ही उपयोगी है, ऐसी मेरी संस्तुति है । 


सुनीतिकुमार चटर्जी 
कलकत्ता अवकाश-प्राप्त प्रोफेसर तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
७-२-१९६७ कलकत्ता विश्वविद्यालय 


भूतपूर्व अध्यक्ष, विधान परिषद्‌ पश्चिम बंगाल 
भारतीय राष्ट्रीय प्रोफेसर-मानवशास्त्र 


प्रस्तावना 


भारतीय इतिहास, यूरोपीय अध्ययनकी भाँति परिपक्व और उच्च स्तर तक 
नहीं पहुँच पाया है, लेकिन यह वास्तविक तथ्योंपर आधारित है। श्री सच्चिदानन्द 
veered मस्तिष्कर्मे भारतीय इतिहासका एक कोश तैयार करनेका विचार स्वभा- 
aa: उठा था; बहुतसे व्यक्तियोंने उनसे wer ar fe किसी अकेले विद्वानके लिए यह 
काम बहुत कठिन है, तथा भारतके युगों पूर्वके इतिहासका अंकन बिना किसीकी 
सह्ायताके अक्रेले व्यक्तिके लिए साहसिक कार्य है। धघनाभावकी भी कठिनाई थी । 
लेकिन श्री भट्टाचार्यने अपनी योजनाके कार्यान्‍वयनका विचार नहीं छोड़ा और वह 
अपने काममें छगनके साथ जुट गये | बातचीतके दौरान एक बार उन्होंने इस सुनि- 
योजित भारतीय इतिहास कोशके प्रकाशनके छिए धनाभावकी कठिनाईकी भी मुझसे 
चर्चा की | मैंने उनका कार्य देखा, और यह परिज्ञात हुआ कि यदि ae कार्य पूर्ण हो 
गया तो यह कोश वस्तुतः उपयोगी gtr) कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोगसे सम्पर्क स्थापित किया गया। इन संस्थाओं नें इस योजनाको 
सम्बल देनेकी इच्छा और प्रकाशनमें योगदान करनेकी सहमति दी। शीघ्र ही श्री 
भट्टाचार्यकी समस्त सामग्रीका संयोजन किया गया। उनके इस कोशमें भारतके 
प्राचीन, सध्यकालीन तथा अर्वाचीन इतिहाससे सम्बद्ध व्यक्तियों, स्थानों, घटनाओं, 
साहित्यिक और ऐतिहासिक सभी विषयोंकों मिछाकर eam २७८७ प्रविष्टियोंपर 
प्रकाश डाला गया है। 

श्री भट्ठाचार्य सत्तर वर्षकी आयु पार ae ge हैं। जब हम उनका कठिन 
परिश्रम देखते हैं जो उन्होंने इस जटिल कामको पूरा करनेमें किया है, तो हमें अनुभव 
होता है कि कुछ wast छाछसा, प्रतिदिन कुछ कर Bat कामना, कुछ प्राप्त करने 
की भावना ही सम्भवतः उनको. सम्बल प्रदान करती रही ॥ पारम्परिक इतिहासका 
पाण्डित्य--विशद्‌ अध्ययन, wT ज्ञान और सासान्य ज्ञानकी सहज धारणा ही उनके 
कार्यान्‍्वयनके लिए साधन थे । प्रस्तुत कार्य प्रामाणिक और उपयोगी है। कुछ गलतियाँ 
और अपवाद at सकते हैं। भारतीय इतिहास-कोशके रचनाकारके रूपमें लेखक यों भी 
सर्वज्ञ होनेका दावा नहीं करता | 


--एन० के० सिनहा 
कछकत्ता आशुतोष प्रोफेस र-मध्यकालीन तथा 
७-०२-१९ ६७ आधुनिक भारतीय इतिहास 


कलकत्ता विश्वविद्यालय 


निवेदन 


भारतीय इतिहास sa’ विद्यार्थी, अध्यापक, पत्रकार और सामान्य पाठक 
तथा उन सबके लिए जो भारतीय इतिहासके अध्ययनमें रुचि रखते हों, एक उपयोगी 
सन्दर्भ अन्थके रूपमें mega है। इस अन्धर्मे भारतीय इतिहासके सभी युगों प्राचीन, 
मध्य तथा आधुनिकका स्पर्श किया गया है। 

भारतीय इतिहासके आरम्भ और विकाससे सम्बद्ध व्यक्तियों, स्थानों, कार्यो 
तथा संस्थाओंके सम्बन्धमें २७८५ प्रविष्टियाँ इस अन्थर्मे वर्णानुक्रमसे संजोयी गयी 
हैं । परिशिष्टमं कालक्रमाज्ुसार महत्त्वपूर्ण तिथियोंका उल्लेख किया गया है । इसमें 
विस्तृत विवेचनका दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन इनकी उपयोगितामें सन्देद्द नहीं है। 

व्यक्ति-नामोंकी वर्तनीमें ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेसके प्रकाशनोंकी परम्पराका 
ही प्रायः अनुसरण किया गया है, लेकिन प्रसेद्क-चिह्ोंको ate दिया गया है। 

तिरिंघास्ट द्वारा लिखे गये प्लोएट्जके 'मैनुअल ऑफ यूनीवसंल feet? तथा 
हावंर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित डब्ल्यू० एल० लेंगरके एनसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड 
feet इत्यादिसे मुझे अपने देशके मुख्य ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा घटनाओंका एक कोश 
तैयार करनेकी प्रेरणा मिली । यह बात और है कि मेरा काम करनेका ढंग तथा कोशकी 
व्यवस्था पूर्णतः Area है। उपरोक्त दोनों ग्रन्थोँमें काछक्रमाजुगत पद्धतियाँ अपनायी 
गयी हैं, लेकिन मैंने यहाँ प्रासंगिक पंद्धतिसे कार्य किया है। वास्तविकता यह है कि 
उपरोक्त ग्रन्थों-मेजुअछ तथा एनसाइक्छोपीडिया--दोनोंमें ही भारतकों बहुत कम 
महत्त्व दिया गया है; जबकि मेरा यह कार्य पूर्णतः भारतीय इतिहासको ही समर्पित 
है और भारतीय इतिहासमें भी इस प्रकारके कायेका अभाव रहा है। इस रूपमें यह 
कार्य भारतीय इतिहासमें पुरा्त-रचनाके एक बहुत बड़े अभावकी चूर्ति करनेका 
प्रयास है । 

सन्‌ १९६१ में बढ़े मनोयोगसे मैंने यह कार्य आरम्भ किया था। छेकिन 
विश्वविद्यालयर्मं अध्यापन कार्यसे अवकाश ग्रहण करनेके कुछ ही दिन पूर्व मेरे इस 
उद्देश़्की ओर डाक्टर एन० के० सिनहा ( agate प्रोफेसर तथा अध्यक्ष भारतीय 
इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय ) का ध्यान आक्ृष्ट हुआ। वह इस TIT 
wart हुए कि कलकत्ता विश्वविद्यालय इस ग्रन्थके प्रकाशनमें रुचि ले रहा है। इस 
कार्यका प्रवर्तन कछकत्ता विश्वविद्यालय तथा “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” द्वारा 
किया गया है । प्रस्तुत दोनों संस्थाओंको जिन्होंने ग्रन्थके प्रकाशनका समस्त भार वहन 
किया तथा डॉ० एन० के० सिनहाको, जिन्होंने प्रसन्‍वतापूवंक इस ग्रन्थकी प्रस्तावना 
लिखी, मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । 

मानव-शास्त्र विषयोंमें भारतके राष्ट्रीय प्रोफेसर डॉ० सुनीतिकुमार चादुर्ज्याने 
पुस्तकका आमुख लिखकर मुझपर भहती कृपा की है। मैं उनके प्रति श्रद्धावनत हूँ। 


डॉ० सुकुमार भद्ठाचार्य ( faga भारतीमें इतिद्दासके प्रोफेसर ) के प्रति 
जिन्होंने समय-समयपर अपने मूल्ग्रवान्‌ सुझ्नाव दिये तथा अपने शिष्य नदिया 
( पश्चिमी बंगाल ) के महाराजकुमार सौरीषचन्द्र रायका जिन्होंने बड़ी उदारतासे 
नदिया राजके पुस्तकालयसे महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करायी, मैं कृतज्ञ हुँ। ae 
कत्ताके राष्ट्रीय पुस्तकालय ( नेशनल छाइब्रेरी ) तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयकी सेण्टूल 
लछाइब्रेरीके अधिकारियोंकों धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने समय-समयपर आवश्यक सामग्री- 
संकलन तथा एस्तकोंडी सुविधा प्रदान ati gave fired (कलकत्ता ) के श्री 
पी० के० ates प्रति मैं विशेष आश्षारी हूँ, जिन्होंने रचनात्मक सुझ्नाव प्रदान किये | 

इस ग्रन्थके Baas भारतीय इतिहासपर उपलब्ध प्रामाणिक anita सहा- 
nat ली गयी है । कोई विशेष ग्न्ध-खूची यहाँ नहीं दी जा रही है। विवादास्पद 
विषयोंको स्पष्ट करनेके लिए मैंने प्रामाणिक लेखकोंका सन्दर्भ दिया है । जिन पुस्तकों- 
के शीर्षक बढ़े हैं, परिशिष्टम उनके संकेत दिये हैं। ग्रन्थर्म ada उन्हीं संकेतोंका 
प्रयोग किया गया है। 

मेरी वयके व्यक्तिके लिए, बिना किसी सहायकके यह art अत्यधिक श्रम साध्य 
रहा । इसके अतिरिक्त यह कार्य किसी भी तरह एक निश्चित अवधिमें सम्पन्न किया 
गया है। सम्भव है, कुछ भूलें रह गयी Et पुस्तकें संशोधनके लिए पाठकोंके कुछ 
सुझाव हों तो उनका स्वागत है तथा एुस्तकका द्वितीय संस्करण सम्भव हुआ तो उसमें 
डनका उपयोग भी किया जा सकेगा | 

यह wey साधोरणतया वस्तुपरक शैंलीमें लिखा गया है । अत: व्यक्तिपरक 
सारे तथ्योंकों एकत्र करना सम्भव न होगा। इस प्रकारके अत्यल्प अवसरोंपर प्रकट 
किये गये विचार मेरे अपने हैं | मुझे विश्वास है, मेरे थे विचार इतिहासके स्थापित 
तथ्योंपर आधारित पाये जायेंगे । 

कालेज तथा विश्वविद्यालय जीवनके अध्यापनके पचास वर्षोके परिश्रमका ही 
यह फल है, जो मैं भारतीय इतिहास कोश के रूपमें प्रस्तुत कर रहा हूँ । भारतीय 
इतिहासमें रुचि रखनेवाले व्यक्तियोंके लिए यदि यह ग्रन्थ उपयोगी होगा तो मैं अपना 
श्रम सार्थक AAR 1S 


६२, बालीगंज प्लेस --सच्चिदानन्द भदटाचाये 


कलकत्ता (भारत) 
१५ फरवरी, १६६७ 


# अंग्रेजीमें प्रस्तुत 'र डिक्शनरी आफ इण्डियन हिस्ट्री' ग्न्थकी भूमिकासे । 


5 


भारतीय इतिहास कोश 


अंको रवट-कम्ब्रोडिया, जिसे पुराने लेखेंमिं कम्बुज कहा गया 
है और भारतके प्राचीन सम्जन्धोंका शानदार स्मारक। 
यह मंदिर अंकोरयोम नामक नगरमें स्थित है जिसे 
प्राचीन कालमें यशोधरपुर कहा जाता था और जो जयब- 
वर्मा द्वितीयके शासनकाल ( ११८१-१२०५ ई७ ) में 
कम्बोडियाकी राजधानी था। यह अपने समयमें संसारके 
महान्‌ नगरोंमें गिना जाता था और इसका विशाल भव्य 
मंदिर अंकोरवटके नामसे are भी विख्यात है। इसका 
निर्माण कम्बुजके राजा सूर्यवर्मा द्वितीय (१०४६-६६ 
ई०) ने कराया था ate यह विष्णुकों समपित है। 
यह मंदिर एक ऊँचे चबूतरेपर स्थित है। इसमें तीन 
खंड हैं जिनमेंसे प्रत्येकमें सुन्दर मूर्तियाँ हैं और प्रत्येक 
aga ऊपरके खंडतक पहुँचनेके लिए सीढ़ियाँ हैं। 
प्रत्येक खंड पटी हुई दीधिकाके eat है। मंदिरके चार 
कोणोंमें झाठ गुम्बजें हैं जिनमेंसे प्रत्येक १८० फुट ऊँची है | 
मुख्य मंदिर तीसरे खंडकी चौड़ी छतपर है। उसका 
शिखर २१३ फुट ऊँचा है और पूरे क्षेत्रकों गरिमा-मंडित 
किये हुए है। मंदिरके चारों ओर पत्थरकी दीवारका 
घेरा है at gaa पश्चिमकी शोर दो-तिहाई मील और 
उत्तरसे दक्षिणकी ओर आधे मील लम्बा है । इस दीवारके 
बाद ७०० फुट चौड़ी खाईं है जिसपर एक स्थातपर 
३६ पुट चौड़ा पुल है। इस पुलसे पवकी सड़क मंदिरके 
पहले खंडके gan चली गयी है। इस प्रकारकी भव्य 
इमारत संसारके fart wea स्थानयर नहीं मिलती है। 
भारतसे सम्पर्कके बाद दक्षिण-पूर्वी एशियामें कला, 
वास्तुकला तथा स्थापत्यकलाका जो विकास हुआ, उसका 
यह मंदिर चरमोत्क्ृष्ट उदाहरण है। (आर० सी० मजूम- 
दार-कश्बुज देश, GS १३४५-३७) 

अंग-पूर्वी बिहारका प्राचीन नाम । इसकी राजधानी 
गंगाके किनारे आधुनिक भागलपुर नगरके निकट चम्पा 
थी । ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दीमें यह मगध राज्यमें 
शामिल कर लिया गया, जिसमें उस समयतक पटना, 
गया और दक्षिणी बिहारके क्षेत्र शामिल थे। बादमें 
यह क्षेत्र निरल्तर मगधका भाग बना रहा और इसीका 
नाम बादमें बिहार पड़ा । 


अंगद-सिखोंके दूसरे गुरु। इनको गुरु नातक (दे०) ने 
ही इस पदके लिए मनोनीत किया था। नानक इनको 
अपने शिष्योंमें सबसे अधिक मानते & और अपने दोनों 
पुत्नोंको छोड़कर उन्होंने अंगदको ही अपना उत्तराधिकारी 
चुना । गुरु अ्ंगद श्रेष्ठ चरित्रवान्‌ व्यक्ति और सिखोंके 
उच्चकोटिके नेता थे जिन्होंने श्रतुयायियोंका १४ वर्ष 
(१५३८-५२ ई०) तक नेतृत्व किया । 

अंत्तिकिनि-एक यवन राजा, जिसका उल्लेख अशोकके 
शिलालेख (संख्या तेरह) में किया गया है। उसकी 
पहचान मैसिडोनियाके राजा एंटिगोनस azar (ई० 
पू० २७७-ई० पू० २३६) से की जाती है। 

अंसारी, डाक्टर (१८८०-१६३६ ई०)-एक प्रमुख 
मुसलमान राष्ट्रीयतावादी नेता । उनका जन्म बिहांरमें 
हुआ, एडिनबरा (ब्रिटेन) से उन्होंने डाक्टरीकी पदवी 
प्राप्त की और fart रहकर बे डाक्टरी करने लगे । 
१६१२-१३ ई० में उन्होंने भारतमें एक चिकित्सक दल 
संगठित करके उसे तुर्ककि युद्धमें सहायता कार्यके लिए 
भेजा । उन्होंने मुस्लिम लीगका संगठत करनेमें प्रमुख 
भाग लिया और १६२०ई० के उसके अ्रधिवेशनकी अध्यक्षता 
की । वे साम्प्रदायिक विचारधाराके पोषक नहीं थे और 
१६२७ ई० में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके मद्रास 
अधिवेशनकी श्रध्यक्षता की । उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा 
संचालित असहयोग stent भाग लिया तथा 
१६३० ई० और १६३२ ई० में ब्रिटिश शासन कालमें 
जेल यात्राएँ की । 

अकबर-मुगलवंशका तीसरा बादशाह, भारतमें मुगल 
साम्राज्य और राजवंशका वास्तविक संस्थापक । अपने 
पिता हुमायूंकी मृत्युके बाद वह १५५६ ई० में सिंहासन 
पर बैठा । उस समय उसके अधीन कोई खास इलाका 
नहीं था। उसी वर्ष पानीपतकी दूसरी लड़ाईमें उसने 
हेमूपर विजय पायी जो अ्रफगानोंके सूर राजवंशका 
समर्थक था । wa वह पंजाब, दिल्‍ली, आगरा और पास- 
पड़ोसके क्षेत्रका स्वामी बन गया। श्रगले पाँच वर्षो्मि 
अकबरने इस क्षेत्रमें way राज्ययों मजबूत बनाया 
और a गंगा-यमुनाके संगम-इलाहाबादतक और 


& 


अकबर 





मध्य भारतमें ग्वालियर और राजस्थानमें अजमेरतक 
अपना राज्य फैलाया । अगले २० वर्षों अकबरने कश्मीर, 
सिंध और उड़ीसाको छोड़कर पूरे उत्तर भारतको जीत 
लिया । १५६२ ई० तक उसने इन तीनों राज्योंको भी 
अपने राज्यमें मिला लिया। इसके पहले १५८१ ई० में 
उसने अपने छोटे भाई हकीमकी बगावतका दमन किया 
जिसने अपनेको काबुलका cada सुल्तान घोषित कर 
दिया था और १५८५ में उसकी मृत्यु होनेपर काबुलको 
अपने राज्यमें मिला लिया । दस वर्ष बाद उसने कंधार 
जीत लिया और बलूचिस्तानपर कब्जा कर लिया। 
उत्तर भारतको जीतनेके बाद उसने दक्षिण भारतको 
जीतनेकी कोशिश की। १६०० ई० में उसने श्रहमदनगर- 
पर हमला किया और १६०१ ई० में खान देशके असीरगढ़- 
को जीता । यह उसके जीवनकी अन्तिम विजय थी। 
चार वर्ष बाद जब उसकी मृत्यु हुई उस समय उसका 
साम्राज्य पश्चिममें काबुलसे पूर्वमें बंगालतक और 
उत्तरमें हिमालयकी तराईसे दक्षिणमें नर्मदा नदीके 
किनारेतक फैला था। 

अकबरने अपने साम्राज्यको १५ सूबोंमें बाँटठा था: 
(१) काबुल, (२) लाहौर (पंजाब) जिसमें कश्मीर भी 
शामिल था, (३) मुल्तान-सिंध, (४) दिल्ली, (५) 
आगरा, (६) waa, (७) इलाहाबाद, (5) अजमेर, 
(६) अश्रहमदाबाद, (१०) मालवा, (११) बिहार, 
(१२) बंगाल-उड़ीसा, (१३) खानदेश, (१४) बरार 
और (१५) अहमदनगर । 

अकबर केवल महान्‌ विजेता ही नहीं था वरन्‌ 
कुशल प्रशासक और साम्राज्यका संस्थापक भी था। 
उसने ऐसी प्रशासन व्यवस्था की जो उसके पहलेके राज्यों- 
की व्यवस्थासे उच्चकोटिकी थी। उसका राजतंत्र 
उसके व्यक्तिगत स्वेच्छाचारी शासन और नौकरशाही- 
पर आश्रित था। उसका उद्देश्य बादशाहके व्यक्तिगत 
अधिकार और राजकोषको बढ़ाना था। बादशाहके 
हुक्मको उसके मनसबदार पूरा करते थे । मनसबदारोंकी 
३-३ श्रेणियाँ थी, जिनके मनसब qo से लेकर पाँच हजार 
तकके होते थे। इन मनसबदारोंको वेतन नकद दिया 
जाता था | उनके ऊपर अंकुश रखनेके लिए अ्रनेक नियम 
बनाये गये थे, विशेष रूपसे सवारोंकी फर्जी सूची रखने- 
पर । हर एक सूबे में एक सूबेदार रहता था जिसको नवाब 
नाजिम भी कहा जाता था । उसे काफी अख्तियार रहते थे । 
ag भी अपना छोटा दरबार करता था जैसा कि तुर्क व 
अफगान सुल्तानोंके राजमें होता था। लेकिन भ्रकबरने 


सूबेदारोंपर अंकुश लगाया और सूबेके वित्तीय मामलोंकी 
देखभाल करनेके लिए ‘dara’ नामक नया अ्रधिकारी 
नियुक्त किया | 

राजस्व बढ़ानेके लिए राजा टोडरमलकी सहायतासे 
श्रकबरने भूमिकी नाप जोख ओर पैमाइश कराकर माल- 
गुजारीकी नयी व्यवस्था की। रैयत और काश्तकारोंसे 
लगानकी वसूलीकी सीधी व्यवस्था चलायी गयी। 
उपजका तिहाई हिस्सा लगानके रूपमें नकद अ्रथवा अनाज- 
के रूपमें लिया जाता था और उसकी वसूली सरकारी 
अफसर करते थे। 

भारतके मुसलमान शासकोंमे अकबरका स्थान 
सबसे ऊपर रखा जाता है। उसके पहलेके शासकों- 
ने यहांकी हिन्दू प्रजाका ख्याल नहीं रखा और 
उनमें और बहुसंख्यक हिन्दू प्रजामें लगातार संघर्ष 
और MAA व्यवहार चलता रहता था। अकबर- 
ने अपने शासनके आरम्भिक वर्षो्में यह प्रनुभव किया कि 
हिन्दुस्तानका बादशाह केवल मुसलमानोंका ही शासक नहीं 
होना चाहिये । यहाँके सम्नाटकों यदि अपने राज्यको 
मजबूत बनाना है तो उसे हिंदुओंकी राजभकित भी प्राप्त 
करनी चाहिये। उसे हिन्दू-मुसलमान, यह भेदभाव नहीं' 
करना चाहिये | इसलिए उसने उदार नीति अपनायी। 
उसने पराजित राजाश्रोंके परिवारोंको गुलाम बनानेकी 
प्रथा छोड़ दी, उनकी स्त्रियोंकी इज्जत नहीं ली और 
उनको अपने यहाँ सम्मानपूर्ण पद दिये। उसने तीथे- 
यात्रियोंके ऊपर लगनेवाले जजिया नामक करको समाप्त 
कर दिया जो केवल हिन्दुओंपर लगाया जात्ता था। 
उसने हिन्दुओंको भी उनकी प्रतिभाके अनुसाशित पदों- 
पर तियुक्त किया। उसने हिन्दू राजाओंसे विवाह 
सम्बन्ध स्थापित किया और उतको धर्म बदलनेको बाध्य 
नहीं किया। उसकी इस उदार नीतिके कारण उसे 
राजपू्तोंका समर्थ मिला और उनकी वीरताके आधार- 
RAHA अपना साम्राज्य काबुलसे बंगाल तक HAT | 
अकबरने हिन्दू और मुसलमानोंके आपसी संघर्षकों खत्म 
कर एक भारतीय राष्ट्र बनानेका स्वप्न देखा। उसने 
हिन्दू और इस्लाम दोनों धर्मोकी अच्छी बातोंकों लेकर 
नया मत चलानेका प्रयत्न किया | इसी उद्देश्यसे उसने 
१५८१ ई० में दीन इलाही'का प्रचलन किया। उसमें 
कुरान, हिन्दू धर्मशास्त्रों और बाइबिलके सिद्धान्तोंका 
समन्वय किया गया था। अ्रकबर सभी धर्मोके प्रति 
सहिष्णुताके सिद्धाल्तकों मानता था। उसने भपने नये धर्म- 
को दूसरोंपर लादनेका प्रयास नहीं किया । बहुत थोड़े 


3 


अफबर द्वितीय-अकमल खां 


रे 





लोगोंने “दीन इलाही' को कबूल किया और उसका उद्देश्य 
पूरा नहीं हुआ । परन्तु, अपने इस प्रयासके कारण, 
“सभी धर्मोके प्रति सहिष्णुता तथा उदारता दिखानेके 
कारण मानव-जातिके सच्चे उपकारकोंमें उसने अपना 
प्रमुख स्थान बना लिया है।” (ate ए० स्मिथ-अकबर 
दि ग्रेट मुमल; वान नोएर-इस्परर अकबर ) 

अकबर द्वितीय-मुगल वंशका १८वां बादशाह। वह शाह 
आलम द्वितीयका पुत्र था और उसने १८०६-३७ ई० तक 
राज किया । उसके समयतक, भारतका अधिक़ांश राज 
अंग्रेजोंके हाथमें चला गया था और १५०३ Lo में दिल्ली- 
पर भी उनका कब्जा हो गया था | बादशाह शाह आलम 
द्वितीय (१७६६-१८०६ ई०) अपने जीवनके अन्तिम 
दिनोंमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी पेंशनपर जीवन यापन 
करता था। उसका पुत्र बादशाह अकबर द्वितीय ईस्ट 
इण्डिया कम्पनीकी कृपाके सहारे नाम मात्रका बादशाह 
था | उससे गवनेर जनरल ATS हेस्टिग्स (१८१३-२३) 
की ओरसे कहा गया कि ag कम्पनीके क्षेत्रपर अपनी 
बादशाहतका दावा छोड़ दे। लार्ड हेस्टिग्सने ईस्ट 
* इण्डिया कम्पनीकी ओरसे मुगल बादशाहको दी जाने 
वाली नजर बन्द कर दी। उसका लड़का और उत्तरा- 
घिकारी बादशाह बहादुरशाह द्वितीय (१८३७-५८ Eo) 
भारतका अन्तिम मुगल बादशाह था | 

अकबर खां-अफगानिस्तानके अ्रमीर दोस्त मुहम्मदका पुत्र । 
उसने प्रथम आंग्ल-अफगान युद्ध (१८४१-४३ ई०) के 
दौरान अफगानोंको संगठित कर अंग्रेजोंके हमलेका 
मुकाबला करनेमें खास हिस्सा लिया था। 

अकबर नामा-बादशाह अ्रकबरके शासनकालका इतिहास, 
जिसे ara दोस्त और दरबारी अबुल फ़ज्लने लिखा 
था। यह अकबरके शासनकालमें लिखा गया प्रामाणिक 
इतिहास है, क्योंकि लेखकको इसकी बहुत सी बातोंकी 
निजी जानकारी थी, और सरकारी कागजोंतक उसकी 
पहुँच थी। यद्यपि इसमें aaah साथ कुछ पक्षपात 
किया गया है तथापि तिथियों और भौगोलिक जानकारीके 
लिए यह विश्वसनीय है । 

अकबर, शाहजादा-ओऔरंगजेब और उसकी दिलरस बानो 
बेगमका Gal वह बादशाह औरंगजेबका तीसरा और 
प्यारा बेठा था और १६७६ ई० में उसने राजपूतोंके 
विरुद्ध लड़ाईमें मुगल सेनाका नेतृत्व किया था। जब 
उसकी सेना चित्तौड़में थी, तो राजपूतोंने उसपर 
अचानक हमला बोलकर उसे हरा दिया। उसके बाद 
औरंगजेबने उसका तबादला मारवाड़ कर दिया । 


शाहजादा भ्रकबरने इसे अपनी बेइज्जती समझा और 
सोचा कि मैं स्वयं भी राजपूतोंकी सहायतासे अ्रपने बापकी 
जगह बादशाह बन सकता हूँ, जैसा कि औरंगजेबने 
किया था। राजपूत सरदारोंने भी उसका हौसला 
बढ़ाया और उसे समझाया कि राजपूतोंकी मददसे वह 
हिन्दुस्तानका सच्चा बादशाह बन सकता है। शाहजादा 
अकबरने श्रपने पिताको एक कड़ा ca लिखा जिसमें 
उसने अ्रसहिष्णुताकी नीतिको छोड़ने तथा शासनकी 
दुव्यवस्थाकी ओर उसका ध्यान झाकषित किया । 
seat में ७० हजार सैनिकोंके साथ, जिनमें बहुतसे 
राजपूत भी थे, शाहजादा अ्रकबर भ्रजमेरके निकट 
१५ जनवरी १६८१ ई० को पहुँच गया। उस समय 
औरंगजेबकी सेना चित्तौड़ और दूसरे स्थानोंमें बिखरी 
हुई थी। aaa उस समय हमला कर दिया होता तो 
बादशाह मुश्किलमें पड़ जाता, लेकिन शाहजादेने 
ऐयाशी और नाचरंगमें समय गवाँ दिया। इस बीच 
औरंगजेबको अ्रकबर और उसके राजपूत साथियोंमें फूट 
पैदा करनेका मौका मिल गया। राजपूतोंने उसका साथ 
छोड़ दिया । शाहजादा अकबर राजपूतानेसे दक्षिणकी 
ओर भागा जहाँ उसने शिवाजीके पुत्र शम्भा जीके यहाँ 
शरण ली । इससे शाहजादा और मराठोंके संयुक्त AT 
का खतरा पैदा हो गया । औरंगजेब खुद दक्षिण गया । 
लेकिन इस बीच शाहजादा अ्रकबरने अपने पिताको हराने- 
की आशा छोड़ दी और वह हिन्दुस्तान छोड़कर फारस 
चला गया । १६६५ ई० में MHA फारसकी सहायता- 
से हिन्दुस्तानपर हमला करनेकी कोशिश की। पर 
मुल्तानके पास उसके सबसे बड़े भाई शाहजादा मुप्रज्जमके 
नेतृत्वमें मुगल सेनाने उसे पराजित कर दिया। इस 
पराजयके बाद निराश शहजादा अकबर फिर फारस लोट 
गया, जहाँ १७०४ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी । 
अकबर हैदरी, सर-(१८६६-१६४१ Fo), भारत TANT 
के वित्त विभागमें एक छोटे अफसरके रूपमें नियुक्त 
और wet भारतका सर्वप्रथम कन्ट्रोलर आफ ट्रेजरी | 
१६३७ में वह निज्ञामका प्रधान सचिव बनाया गया, 
जहाँ कुछ शासन सुधार किये गये | बादमें ag वाइसराय- 
की एक्जीक्वीटिव कौंसिलका सदस्य बनाया गया | 
अकमल खां-अफरीदी कबाइली सरदार जिसने १६७२ Fo 
में मुगल बादशाह औरंगजेबके विरुद्ध विद्रोहका नेतृत्व 
किया और अ्रपनेकों सुल्तान घोषित किया। उसने 
अली मस्जिदकी लड़ाईमें मुगल Fata हरा दिया और 
कुछ समय तक Toe पूरे क्षेत्रपर अटठकसे कंधार- 


2H 








अकाल-अकाल प्रतिवेदन 





तक अपना राज्य स्थापित कर लिया at) १६७४ई० में 
औरंगजेब खुद पेशावर गया तथा कूटनीति और शस्त्न-बल- 
से उसने अ्रकमल खाँ तथा पठानोंको हरा दिया । 

अकाल-भारतके ofan जीवनकी एक दुःखद विशेषता | 
मेगस्थनीज (दे०) ने लिखा है कि भारतमें भ्रकाल नहीं 
पड़ता, लेकिन यह कथन बादके इतिहासमें सही नहीं 
सिद्ध होता । सच तो यह है कि भारत जैसे देशमें मुख्यतः 
खेती ही जीवन-यापनका साधन है और वह मुख्यतः 
अनिश्चित मानसूनी वर्षापर निर्भर रहती है | wa: यहाँ 
अकाल प्रायः पड़ता रहता है। ब्रिटिश राज्यकालके 
पहलेके अ्रकालोंका विश्वस्त विवरण नहीं प्राप्त होता । 
लेकिन १७५७ ई० की पलासीकी लड़ाई और १६४७ ई० 
में भारतकी स्वाधीनता मिलनेके समयके बीच, अर्थात्‌ 
१६० वर्षकी छोटी अवधिके दौरान देशमें बड़े-बड़े नी 
अकाल पड़े । यथा, 

(१) १७६६-७० ई०, जिसमें बंगाल, ब्रिहार और 
उड़ीसाकी एक तिहाई आबादी नष्ट हो गयी। (२) १८३७- 
३८ ई० में समस्त उत्तरी भारत अ्रकालग्रस्त हुआ, जिसमें 
८ लाख व्यक्ति मौतके शिकार हुए। (३) १५६१ ई० में 
पुनः भारी अकाल पड़ा, जिसमें उत्तर भारतमें असंख्य 
व्यक्ति मरे । (४) १५६६ ई० में उड़ीसामें भ्रकाल पड़ा, 
जिसमें qo लाख लोगोंकी जानें गयीं। (५) १८६८- 
६६ ई० में राजपूताना और बुंदेलखंड अ्रकालके शिकार 
हुए। इसमें कम प्रादमी मरे, फिर भी यह संख्या एक लाखसे 
कम नहीं थी । (६) १८७३-७४ ई० में बंगाल और बिहार- 
में पुनः अकाल पड़ा, जिसमें लोग art dent मरे। 
(७) १८७६-७८ ई० का अकाल तो समस्त भारतमें पड़ा, 
जिसके फलस्वरूप अकेले ब्रिटिश भारतमें ५० लाख व्यक्ति 
मरे। (5) १८६६-१६०० Fo FH दक्षिणी, मध्य और 
उत्तरी भारतमें अकाल पड़ा जिसमें साढ़े सात लाख 
व्यकित मरे। (६) १६४३ ई० में ब्रिटिश सरकारकी 
'सर्वेक्षार' नीति, व्यापारियोंकी धनलिप्सात्मक जमाखोरी 
तथा प्रशासनिक serach कारण बंगालमें श्रकाल 
पड़ा, जिसमें लगभग १५ लाख व्यक्ति मरे। 

अकाल आयोग-१८५० .ई० में वाइसराय लार्ड लिटन द्वारा 
सर रिचर्ड स्ट्रैचीकी अध्यक्षतामें स्थापित । इसी आयोग- 
की सिफारिशपर अ्रकाल संहिता'की रचना की गयी थी । 
१८६७ ई० में वाइसराय लार्ड एलगिनने सर जेम्स लायल- 
की अध्यक्षतामें पुनः एक श्रकाल आयोगकी स्थापना की । 
द्वितीय आयोगने प्रथम आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों- 
का समर्थन किया और अकाल सहायता योजनाके विस्तृत 


कार्यान्‍्वयनमें प्ररिवर्तत कर.दिया । १६०० fo में वाइस- 
राय लाई कर्जनने सर ऐण्टोनी मैकडानलका अध्यक्षतामें 
तृतीय अकाल आयोगकी स्थापना की । इसने भी प्रथम 
आयोगके सिद्धान्तोंका समर्थन क्रिया और यह सिफारिश 
की कि सहायता कार्यवाले क्षेद्रके लिए सहायता-आयुक्त 
नियुक्त किया जाय तथा दूरस्थ क्षेत्रोंमें Feat ओरसे 
कामकी व्यवस्था करनेकी अपेक्षा सार्वजनिक हितके 
स्थानीय कार्योंमें अकालपीड़ितोंको लगाकर वस्तु-वितरण 
किया जाय। यह भी सिफारिश की गयी कि अकाल 
सहायता कार्यमें गैर-सरकारी संस्थाओंका अधिकाधिक 
सहयोग लिया जाय, कृषि बैंक खोले जायें, खेतीके विक- 
सित तरीके अपनाये जायेँ और सिंचाई सुविधाओंका 
विस्तार किया जाय । इन सिफारिशोंको स्वीकार किया 
गया-और सरकारने उनपर AT किया । 

अकाल प्रतिवेदन (१८८०ई० )-सर रिचर्ड स्ट्रैचीकी अध्य- 
क्षतामें नियुक्त wate आयोगद्धारा प्रस्तुत । प्रतिवेदनमें 
सर्वप्रथम यह मौलिक धिद्धान्त निर्धारित किया गया कि 
अकालके समय पीड़ितोंको सहायता देना सरकारका 
कतंव्य है। इस सिद्धान्तके अनुसार काम करने योग्य 
व्यक्तियोंको काम देकर सहायता पहुँचाना तथा कमजोर 
और बूढ़े लोगोंकों wa एवं धनसे सहायता देना उचित 
बताया गया । यह भी कहा गया कि सहायताके रूपमें 
जो काम कराया जाय, वह स्थायी हो और इतना बड़ा हो 
कि उक्त क्षेत्रके सभी जरूरतमंद लोगोंकी आ्रावश्यकताकी 
पूर्ति हो सके । बड़ी योजनाओंपर काम करने हेतु दूर 
भेजनेके लिए जो लोग योग्य a हों, उन्हें तालाबोंकी 
खुदाई अभ्रथवा पुलिया आदि बनानेके स्थानीय काममें 
लगाया जाय । सहायताके रूपमें दिया जानेवाला काम 
तत्काल प्रायोजित किया जाय और भुखम रीसे शक्ति घटने- 
के पहले ही अकालपीड़ितोंको काम और we प्राप्त हो 
जाय । लगान स्थगित. azar माफ करके बीज एवं कृषि- 
यन्त्र खरीदनेके लिए अ्रग्नरिम धन देकर अ्रकालपीड़ितोंकी 
अतिरिक्त एवं सामान्य सहायता की जाय। सहायता- 
वस्तुकी छीजन तथा फिजूल-खर्ची रोकनेके लिए सहायता- 
व्ययका मुख्य भार अकाल पीड़ित क्षेत्रकी स्थानीय सरकार- 
को उठाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार केवल स्थानीय 
स्रोतोंमें योगदान देनेका काम करे । सहाथताका वितरण 
गैर-सरकारी प्रतिनिधि संस्थाओ्रोंके माध्यमसे हो | प्रति- 
बेदनमें यह भी सिफारिश की गयी कि अकाल सहायता एवं 
बीमाकोषकी स्थापनाके लिए प्रतिवर्ष डेढ़ करोड़ रुपया 
अलग कर दिया जाया करे जिससे अकालके समय 
आवश्यकता पड़नेपर धन लिया जा सके । 


अकाल संहिता-अग्रमस 


x 





अकाल संहिता-श्रकाल AAT (१८८० ई०)की सिफारिशोंके 
आधारपर १८८३ ई० में तैयार की गयी । इस संहितामें 
खाद्याभावका पता लगानेके लिए प्रक्रिया निर्धारित की 
गयी थी, जिसके द्वारा पहले भ्रभावकी स्थिति और बादमें 
अकालकी स्थिति घोषित की जा सके। सिद्धान्त यह 
माना गया कि जैसे ही अ्रभावकी स्थिति घोषित हो, वैसे 
ही tat और जहाजोंद्वारा तत्काल अधिक अन्नवाले 
क्षेत्रोंसे अकालग्रस्त क्षेत्रोंको अनाज भेजा जाय, जिससे 
अकालपीड़ित लोगोंको अविराम खाद्यान्न मिलता रहे । 
साथ ही काम करने लायक लोगोंको काम दिया जाय | 
ऐसा कहा गया है कि अ्रकाल संहिता भी अ्रकालको रोकनेमें 
विफल सिद्ध हुई। किन्तु इसमें संदेह नहीं कि विज्ञानके 
नये स्रोतों a आयोजनाओंसे श्रकालकी विभीषिकाको 
कम करनेमें सहायता मिली । 

अकाल सहायता और बीमा कोष-१८८० fo के अकाल 
झ्रायोगकी सिफारिशोंके अनुसार स्थापित । 

अकविवा, फादर रिदांल्फो-गोआमें धर्मप्रचार करनेवाला 
FIRE सम्प्रदायका पादरी । सितम्बर १५७६ ई० में 
बादशाह अ्रकबरकी प्रार्थनापर उसको और पादरी 
मोंसेरेतको गोआ्राकी पुर्तंगाली सरकारने अ्रकबरके दरबार- 
में फतेहपुर सीकरी भेजा था। ये दोनों पादरी फरवरी 
१५८० ई० में फतेहपुर सीकरी पहुँचे जहाँ बादशाहने 
उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। अकविवा बड़ा 
विद्वानू था और बादशाह अकबर उसका बड़ा सम्मान 
करता था। वह अकबरके दरबारमें काफी समयतक 
रहा । 

अगलस्सोई-सिकंदरके area समय fer नदीकी 
घाटीके निचले भागमें शिविगणके पड़ोसमें रहनेवाला 
एक गण । सिकंदर जब fry नदीके ATi areas वापस 
लौट रहा था तो इस गणके लोगोंसे उसका मुकाबला 
हुआ । अगलस्सोई गणकी सेनामें ४० हजार पैदल और 
तीन हजार घुड़सवार सैनिक थे। उन्होंने सिकंदरके 
छक्के छुड़ा दिये लेकिन अन्तमें वे पराजित हो गये। 
यूनानी इतिहासकारोंके अनुसार भ्रगलस्सोई गणके २० 
हजार आबादीवाले एक नगरके लोगोंने स्वयं अपने 
नगरमें भ्राग लगा दी और अपनी स्त्रियों और बच्चोंके 
साथ जलकर मर गये, ताकि उन्हें यूनानियोंकी दासता 
न भोगनी पड़े । (अगलस्सोईकी पहचान पाणिनिके 
व्याकरणमें उल्लिखित अग्रश्नेणय:से फो जाती है ।-सं० ) 

अगाथोक्लिस-भारतका एक यवन राजा जो तक्षशिलाके 
क्षेत्रमें (१६०-१८० Fo Jo) राज्य करता था। उस 


यूनानी और प्राक्ृत दोनों भाषाओंमें अंकित है । 
अगेसिलोस्‌-एक यवन अधिकारी, जो कुषाण राजा कनिष्क- 
के निर्माण कार्योका निरीक्षक अभियंता ari पेशावरमें 
कनिष्कके आदेशसे निर्मित स्तूपके ध्वंसावशेषोंमें प्राप्त 
धातु Wad उसके नामका पता चलता है। (जर्नल आफ 
दि रायल एशियाठिक सोसाइटी, १६०८, Jo ११०६) 
अग्निकुल-राजपूतोंकी चार जातियों, पवार (परमार), 
परिहार (प्रतिहार), चौहान (चाहमान) और सोलंकी 
अ्रथवा चालुक्यकी गणना अग्निकुलके क्षत्रियोंमें होती हैं । 
चंदबरदाईके रासोके अनुसार अग्निकुलके इन चार 
राजपूतोंके पूर्व पुरुष दक्षिणी राजपूतानेके आबू पहाड़में 
यज्ञके अग्निकुंडसे प्रकट हुए थे। इससे इनके दक्षिण 
राजस्थानसे सम्बन्धित होनेका पता चलता है। कुछ 
लोगोंका मत है कि यह यज्ञ विदेशी जातियोंको वर्णाश्रम 
व्यवस्थामें लेनेके लिए किया गया था और इस प्रकार 
इन जातियोंको उच्च क्षत्रिय वर्णमें स्थान दिया गया था । 
(जर्नल आफ दि रायल एन्श्रोपालिजिकल इंस्टीट्यूट, 
qo ४२) 
अग्निपुराण-१८ पुराणोंमेंसे एक। उसमें भारतीय ऐति- 
हासिक जनुश्रुतियोंका सबसे क्रमबद्ध उल्लेख है । 
अग्निमित्र-शुंगवंश (दे०) के संस्थापक पुष्यमित्रका पुत्र 
और उत्तराधिकारी । अपने पिताके राज्यकालमें वह 
नमंदा प्रदेशका उपराजा था और उसने अपनी राजधानी 
विदिशामें रखी थी। विदिशा को आजकल भिलसा 
कहा जाता है। उसने अपने दक्षिणी पड़ोसी विदर्भ 
(बरार) के राजाको पराजित किया और शुंग राज्यको 
वर्धानदीके तटतक फैला दिया। १४६ fo go में वह 
अपने पिताका उत्तराधिकारी बना और पुराणोंके अनुसार 
उसने ars वर्ष राज्य किया । कालिदासके प्रसिद्ध नाटक 
“मालविकाग्निमित्र'में इसी अग्निमित्रकी प्रेम कथाका 
वर्णन है। इसके नामके अनेक सिक्‍के भी मिले हैं। (पर्जीटर- 
डायनेस्टीज आफ दि कलि एज, पृष्ठ सं० ३०-७०) 
अग्रमस-कर्टियस झ्रादि यूनानी इतिहासकारोंने सिकंदरके 
आक्रमणके समय मगधके राजाका नाम अग्रमस aT 
क्सैन्द्रमस लिखा है। सिकंदरको उसके राज्यपर झाक्रमण 
करनेका साहस नहीं हुआ । वह एक नाईका पुत्र था। 
उसके पिताने मगधके सिहासनपर बलात्‌ अधिकार करके 
श्रपनेको प्रेस्मिप्राई' (प्राच्य देश) का राजा धोषित कर 
दिया था। श्रग्ममस नाम संस्कृत भौग्रसैन्यका यूनाघी 
arse मालूम होता है | भौग्रसैन्‍्यका प्रर्थ है उग्रसेनका 


& 

पुत्र ॥ महाबोधिवंश के अनुसार sata नन्‍्दवंशका 
संस्थापक था। (पी० एच० Yo आई०, पृष्ठ २३२, 
a fefsa—fe इन्बेजन आफ इण्डिया are एलेक्जेंडर, 
पृष्ठ २२२) 

अग्रमहिषी-शक Tarai समयमें पट रानीको अग्रमहिषी- 
की उपाधिसे विभूषित किया जाता था, उदाहरणके लिए 
तागनिको' | (पी० एच० Yo आई०, पृष्ठ ५१७) 

अग्रोनोमोइ-यूनाती लेखक स्त्रावोके अनुसार, चन्द्रगुप्त 
WS समयमें अग्रोनोमोइ नामक अ्रधिकारी नदियोंकी 
देखभाल, भूमिकी नापजोख, जलाशयोंका निरीक्षण 
और नहरोंकी देखभाल करते थे, ताकि सभी लोगोंको 
पानी ठीकसे मिल सके | यह अधिकारी शिकारियोंपर 
भी नियंत्रण रखता था और उसको लोगोंको पुरस्कृत 
और दंड देनेका अधिकार था। वह कर वसूलता था 
और भूमिके स्वामित्व सम्बन्धी मामलोंका भी निरीक्षण 
करता था । arate सड़कोंका निर्माण और दस-दस 
स्टैडियाकी दूरीपर स्तंभ लगानेके कामका निरीक्षण 
भी यही अधिकारी करता था। वह ग्रामोंका शासन भी 
करता था। इसकी पहचान कौटिल्य अ्र्थशास्त्रमें वर्णित 
“अध्यक्ष और अशोकके शिलालेखोंमें वर्णित “'राजुक'से 
की जाती है। (स्त्राबो, खंड ३, पृष्ठ १०३ और पी० 
एच० Yo आई०, पृष्ठ संख्या २८४ ओर ३१८) 

अच्युत-आर्यावततके राजाओंमें से एक । प्रयाग-स्तम्भ 
लेख के अनुसार समुद्रगुप्त (३३०-३७५ ई०) ने उसको 
पराजित कर उसका राज्य छीन लिया | श्रच्युत सम्भवतः 
अहिच्छत्ा (उत्तर प्रदेशेके बरेली जिलेमें आधुनिक 
रामनगर) का राजा था । 

अच्युतराय-१५२६ से १५४२ ई० तक विजय नगरका 
शासक | वह क्ृष्णदेवराय (१५०६ से १५२६ Fo तक) 
का भाई और उत्तराधिकारी था । वह बलहीन और अत्या- 
चारी स्वभावका था। उसमें शौयंका अभाव था। 
बीजापुरके सुल्तान इस्माइल आदिल शाहने उसे हराकर 
मुदगल और रायचुर FATT कब्जा कर लिया था । 

अजन्ता गुफाएँ ओर fafa चित्र-भारतमें भित्तिचित्रकला- 
के चरम विकासके उदाहरण। बम्बई (महाराष्ट्र) 
राज्यकी अजन्ता घाटीमें अनेक गुफाएँ हैं जिनमें मानव 
जीवन, पशु-पक्षी जगत्‌ और प्रक्ृतिका बहुरंगीः चित्रण 
मिलता है 1-इन चित्रोंकी रचना पाँचवीं शताब्दी ई० में 
शुरू हुई और सातवीं शताब्दी ई० तक होती रही । इन 
चित्रोंकी tard बड़ी जीवंत हैं और इनमें रंगोंके सम्मि- 
श्रणमें ऊँचे ater कौशल प्रदर्शित किया गया है। इन 


अग्रमहिषी-अजातशत्रु 





चित्रोंमें मुख्यतः अ्लंकरण कलाका प्रदर्शन किया गया है 
और उसका स्तर समकालीन इतालवी और दक्षिण यूरोपीय 
कलासे उच्चकोटिका है। अजन्ताके भित्तिचित्रोंमें जो 
मानवीय आक्ृतियाँ और प्राकृतिक दृश्य अंकित हैं वे 
दाक्षिणात्य शैलीके हैं । वहांकी वास्तुकला भी दक्षिणकी 
है और उसका सम्बन्ध उत्तर भारतकी वास्तुकला और 
भित्तिचित्र-कलासे नगण्य है। (फर्यूसन एंड बर्जेज- 
“दि केव टेम्पिल आफ इंडिया; हरवेल'-इंडियन स्कल्पचर 
एंड पेंटिंग; स्मिथ-हिस्द्री आफ फाईन आर्टूस इन इंडिया 
एंड सीलोन; ara फ्रेस्कोस) 

अजमेर-नगरकी स्थापना ११०० ई० में चौहान राजा 
अजयदेवने की । ११६२ ई० में तरावड़ीकी दूसरी लड़ाई- 
में शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीके द्वारा पृथ्वीराजके पराजित 
होनेपर _इस नगरपर मुसलमानोंका अधिकार हो गया 
और तबसे यह बराबर मुसलमानी शासनमें रहा । AAT 
ने इसे अपने राज्यका एक सूबा बना दिया । 

अजयदेव-गुजरातका शासक (११७४-७६ Fo) | उसने 
aa मतावलम्बियोंपर क्रूर अत्याचार किये और उनके 
नेताकों मरवा डाला । 

अजयदेव-एक चौहान राजा, जिसने ११०० ई० में अजमेर 
नगरकी स्थापना की । उसने और उसकी रानी सोमलादेवी- 
ने अपने feat चलाये, जिनमें से कुछ पाये गये हैं । 

अजातशत्रु-( जिसे कूणिक भी कहते हैं) मगधके राजा 
बिम्बिसारका पुत्र और उत्तराधिकारी । वह गौतम बुद्ध- 
का समकालीन था। जनश्रुतियोंके अनुसार अजातशत्रु 
अपने पिताकी gat करके राजगद्दीपर बैठा था। वह 
शक्तिशाली राजा था और उसने वैशालीपर विजय 
प्राप्त करके तथा कोसलके राजा प्रसेनजितको पराजित 
करके काशी प्रदेश प्रपने राज्यमें मिला लिया और कोसल- 
की एक राजकन्यासे विवाह करके मगध राज्यका 
विस्तार किया | उसने गंगा और सोनके संगमपर पाटलि 
ग्राममें किला बनवाया और पाटलीपुत्न नगरकी नींव 
डाली । उसके राज्यकालमें ही जैन तीर्थंकर महावीर भ्रौर 
बौद्ध ath sada भगवान गौतम बुद्धका निर्वाण हुआ । 
अजातशत्रु जैन और बौद्ध दोनोंका श्रादर करता था। 
भगवान बुद्धके भिक्षुसंघ्ें फूट डालनेवाले उनके चचेरे 
भाई देवदत्तको भी उसका संरक्षण प्राप्त था। जन- 
श्रुतियोंके श्रनुसार गौतम बुद्धके निर्वाणके बाद ही, राज- 
ग्रहमें उसके राज्यकालमें बौद्धोंकी प्रथम संगीति हुई थी । 
उसका राज्यकाल Fo Fo ५१६ से Fo पू० ४८९६ के आस- 
पास माना जाता है। 


अजारी, शेख-अतिशा 


अज्ञारी, शेख-एक शायर, जो खुरासानसे नवें बहमनी 
सुल्तान अहमद ( १४२२-३३ ई० ) के दरबारमें 
आया भौर जिसे सुल्तानने अपनी नयी राजधानी 
बीदरके महलकी तारीफमें दो कसीदे लिखनेके लिए 
बहुत-सा धन दिया । 

अज्ञोजउद्दीन-१६वें मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय 
(१७५४-५६ Fo) (दे०) का मूल नाम । 

अजीत सिह-मारवाड़के राजा जसवन्त सिंहका पुत्र। उसका 
जन्म १६७६ ई० में लाहौरमें पिताकी मृत्युके बाद हुआ । 
अजीत सिंहकों दिल्‍ली लाया गया जहाँ औरंगजेब उसे 
मुसलमान बना लेना चाहता था। राठौर सरदार दुर्गादास 
बड़े साहसके साथ अजीत सिंहको दिललीसे निकाल कर 
मारवाड़ ले गया | अजीतर्सिहके मामलेको लेकर मारवाड़के 
राठौर सरदारों और मेवाड़के राणा तथा औरंगजेबमें लम्बा 
युद्ध छिड़ गया जो १७०६ई० तक चला, जब औरंगजेबकी 
मृत्युके बाद उसके लड़के और उत्तराधिकारी बादशाह 
बहादुर शाह प्रथमने राजपूतोंसे सुलह कर ली। अ्रजीतर्सिहने 
अपनी कन्याका विवाह बादशाह फरुखसियरसे किया और 
उससे सुलह कर ली, जिससे मुगल दरबारमें उसका प्रभाव 
बढ़ गया। सैयद बन्धुओंने उसकी सहायता माँगी और 
उसको अजमेर-गुजरातका सूबेदार नियुक्त कर दिया । इस 
प्रकार भ्रजमेरसे पश्चिमी समुद्र तटतकका प्रदेश उसके 
अधीन हो गया । उसे हिन्दुओंको संगठित करके मुगल 
सल्तनतका तख्ता पलट देनेका एक अच्छा अवसर मिला था, 
किन्तु उसने कोई लाभ नहीं उठाया । उसके लड़के भक्तसिंहने 
रहस्यमय रीतिसे उसकी हत्या कर दी । 

अजीमुद्दोला-१८०१ fo में made जनरल लाड्ड वेलेजली 
(१७६८-१५८०४ fo) द्वारा कर्नाटकका नाम Tah fare 
नवाब बनाया गया और उसे पेंशन दी । कर्नाटकका पूरा 
नागरिक और सैनिक प्रशासन ईस्ट इंडिया कम्पनीने 
अपने हाथमें ले लिया था और बादमें पूरे क्षेत्रकों ब्रिटिश 
भारतीय साम्राज्यमें मिला लिया गया । 

अजीम-उल्लाह खां-पेशवा बाजीराव द्वितीय (१७६६- 
१८१८) के पुत्र नाना साहब (दे०) का वेतन-भोगी 
कमंचारी | उसने १८५७ ई० का सिपाही विद्रोह करानेमें 
गुप्तरूपसे भाग लिया। उसने भारतीयोंमें अंग्रेज-विरोधी 
भावनाएँ उभाड़ीं । ऐसा समझा जाता है कि जब यूरोपमें 
क्रीमियाकी लड़ाई चल रही थी तो वह यूरोप गया और 
उसने नाना साहब और रूसियोंमें सन्धि करानेका 
प्रयास किया। ag इस प्रयासमें सफल नहीं हुआ, 
लेकिन उसने वापस लोटकर अनेक ऐसे वृत्तान्त प्रचारित 





७ 
किये, जिनसे भारतीयोंके मनमें बैठी अंग्रेजोंके aia 
होनेकी भावना नष्ठ हो गयी । अ्जीम-उल्लाहके विवरणसे 
भारतीय सिपाहियोंके मनमें भी कुछ सीमातक भंग्रेजोंके 
विरुद्ध सफलता प्राप्त करनेका उत्साह जाग्रत हुआ । 

अजीमुश्शान, शाहजादा-सातवें मुगल बादशाह बहादुरशाह 
TTT (१७०७-१७१२ Fo) का दूसरा पुत्र, जो अपने 
पिताकी मृत्युके बाद १७१२ ई० में उत्तराधिकारके युद्धमें 
मारा गया। एक वर्ष बाद उसका पुत्र फरुंखसियर 
(१७१३-१७१६ fo) बादशाह बना । 

अटाला मसजिद-जोनपुरमें शर्की राजवंशके इब्राहीमशाह 
(१४०२-३८ ई०) ने १४०८ ई० में बनवायी। यह 
इमारत जौनपुर वास्तुकलाका उत्तम नमूना है। इसमें 
मीनारें नहीं हैं जो सामान्य रूप से मसजिदों में होती हैं । 
(ए० फुहरर-शकों आर्कोटेक्चर आफ जौनपुर ) 

अतिशा-प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और ध्मे-प्रचारक । उसका 
जन्म &८१ ई० में पूर्वी भारतके एक सम्पन्न जमींदार 
परिवारमें साहोर waar जाहोर नामक स्थानपर हुआ 
जिसे कुछ लोग बंगालमें बताते हैं। उसके पिताका नाम 
कल्याण श्री और माताका नाम पद्मप्रभा था । माता पिताने 
उसका नाम चन्द्रगर्भ रखा था। प्रारम्भिक जीवममें 
वह साधारण गृहस्थ और तारादेवीका उपासक था। 
युवा होनेके बाद उसने बौद्ध सिद्धान्तोंका अ्रध्ययन किया 
और शीघ्र ही बौद्ध धर्मका प्रचुर ज्ञान अजित कर लिया | 
उड्यन्तपुर-बिहारके आचार्य शीलभद्बने जहाँ भ्रतिशा 
अध्ययत कर रहा था, उसे 'दीपंकर श्रीज्ञान' उपाधिसे 
विभूषित किया । बादमें तिब्बती लोगोंने उसे भतिशा 
नामसे प्रुकारना शुरू कर दिया। शीघ्र ही लोग उसके 
sat नाम aT को भूल गये और ag अतिशा 
दीपंकर श्रीज्ञानके तामसे अमर हो गया । वह ३१ वर्षकी 
श्रायुमें भिक्षुहों गया और अगले १२ वर्ष उसने भारत 
और भारतके बाहर अध्ययन और योगाभ्यासमें बिताये | 
वह पेगू (बरमा) और श्रीलंका गया । विदेशोंमें श्रध्ययन 
करनेके बाद जब वह लौटा तो पालवंशके राजा न्पायपालने 
उसे विक्रमशिला बिहारका कुलपति बना दिया । उसकी 
विद्वत्ता और धम्मंशीलताकी ख्याति देश-देशान्तरमें फैली 
और तिब्बतके राजाने तिब्बत saree वहाँ फिरसे 
बौद्ध धर्मका प्रचार करनेके लिए उसे निमंत्रित किया । 
उस समय श्रतिशाकी श्रवस्था ६० वर्षकी थी, लेकिन 
तिब्बतके राजाका भ्रनवरत आग्रह वह श्रस्वीकार नहीं 
कर सका । दो तिब्बती भिक्षुओंके साथ अतिशाने विक्रम- 
शिलासे तिब्बतकी कठिन यात्रा नेपाल होकर पूरी की । 


3 


अदली-अनवसुद्वीन 





तिब्बतमें उसका राजकोय स्वागत किया गया । थालोंगका 
मठ उसको ate दिया गया, जहाँ भारी संख्यामें तिब्बती 
भिक्षु जमा हुए । श्रतिशाने १२ वर्ष ठक तिब्बतमें रहकर 
धर्मका प्रचार किया । उसने स्वयं तिब्बती भाषा सीखी 
और तिब्बती और संस्क्ृतमें एक सौसे अधिक ग्रन्थ लिखे | 
उसकी शिक्षाग्रोंसे तिब्बतमें बौद्ध धर्ममें प्रविष्ट wae 
बुराइयाँ दूर हो गयीं। उसके प्रभावसे तिब्बतमें अनेक 
बौद्ध भिक्षु हुए जिन्होंने उसके बाद भी बहुत वर्षोतक 
धर्मका प्रचार किया । अ्रतिशाने तिब्बतके अनेक भागोंकी 
यात्राएँ कीं और १०५४ ई० में उसने ७३ वर्षकी aye 
शरीर त्याग दिया। तिब्बती लोगोंने उसकी समाधि 
ने-थांग मठमें राजकीय सम्मानके साथ बनायी | तिब्बती 
लोग aa भी अतिशाका स्मरण बड़े सम्मानके साथ करते हैं 
और उसकी मूर्तिकी पूजा बोधिसत्त्वकी मूर्तिकी भाँति 
करते हैं। (एस० सी० दास-इंडियन पंडित्स इन दि aos 
ATH A; सुम्पा खान-पाग-सामजोन जेंक पृष्ठ १८५-८७; 
sito एम० रोरिक-दि ब्लू TATE, पृष्ठ २४०-२६०; 
निहाररंजन राय-बंगलार इतिहास, पृष्ठ ७१६-७१७) | 

अदली-शेरशाह का भतीजा, जो शेरशाह के पुत्र और उत्तरा- 
धिकारी इस्लामशाहके बाद १५५४ fo में गद्दीपर 
बैठा । उसने, अ्रपना नाम मुहम्मद afer शाह रखा। 
१५५७ ई० में पानीपतकी दूसरी लड़ाईके बाद वह पूर्वांचलमें 
चला गया, जहाँ बंगालके राजासे उसकी लड़ाई हुई 
जिसमें वह मारा गया। 

अदहम खां-बादशाह अकबरकी दूधमां माहम अ्रनगाका 
लड़का था। उसने भ्रकबरको बैरम ath विरुद्ध करनेके 
षड्यंत्रमें भाग लिया और अकबरने १५६० ई० में 
बैरम खाँको बर्खास्त कर दिया । इसके बाद दो वर्षतक 
अकबरपर अदहम खाँका भारी प्रभाव रहा । अकबरने 
मालवा जीतनेके लिए जो सेना भेजी, उसका प्रधान सेना- 
पति अदहम खाँको बनाया । १५६२ ई० में उसने शम्शुद्दीन 
aan खाँको, जिसे अकबरने अपना मंत्री बनाया था, 
महलके अंदर कत्ल कर दिया। इससे बादशाह इतना 
नाराज हुआ कि उसने उसे किलेकी दीवालसे नीचे फेंककर 
मार डालनेका हुक्म दिया । 

अधिराजेन््र-चोलवंशका अन्तिम राजा। ag परांतक 
(दे०) का वंशधर था । उसने केवल तीन वर्ष (१०७२- 
७४ fo) तक राज्य किया भर उसकी ह॒त्या कर दी गयी | 
वह wa धर्मावलम्बी था और प्रसिद्ध वैष्णव grat 
रामानुजसे इतना द्वेष करता था कि उन्हें उसके राज्य- 
कालमें श्रीरंगम्‌ छोड़कर Were चला जाना पड़ा । 


अधिसीम क्ृष्ण-पौराणिक कालमें हस्तिनापुरका , राजा । 
इसका उल्लेख वायु और मत्स्यपुराणमें आया है। वह 
कुरुवंशी राजा परीक्षितकी चौथी पीढ़ीमें था। परीक्षित 
महाभारत युद्धके वाद सिंहासनपर बैठा था। 

अध्यक्ष-कौटिल्यके अर्थशास्त्रके अनुसार विभागोंके अधि- 
कारीका पदनाम। जैसे नगराध्यक्ष (नगर-अधिकारी) 
और बलाध्यक्ष (सेनाका अधिकारी) । 

अनंगपाल-तोम र राजवंशका एक राजा, जो ११वीं शताब्दी 
fo के मध्य हुआ । उसने दिल्लीमें उस स्थानपर किला 
बनवाया जहाँ इस समय कुतुबमीनार है । उसने दिल्ली 
नगरको राजधानीके रूपमें स्थायित्व प्रदान किया । 

अनल्तवर्मा चोडगंग-पूर्वी गंग-वंशका प्रमुख राजा, जिसने 
कलिंगपर ७१ वर्ष (१०७६-११४७ Fo) राज्य किया | 
एक समयमें उसका राज्य उत्तरमें गंगासे लेकर दक्षिणमें 
गोदावरीतक फैला हुआ था। उसने पुरीके जगन्नाथ 
मंदिर और पुरी जिलेमें कोणाकंके सूर्य-मंदिरका निर्माण 
कराया | वह हिन्दू धर्म और संस्कृत तथा तेलुगु साहित्यका 
महान्‌ संरक्षक था। 

aera विक्रम संवत्‌-भारतमें प्रचलित अनेक संवतोंमेंसे 
एक। इसका प्रयोग पृथ्वीराज रासोके कवि चंदबरदाईने, 
जो मुसलमानोंके आक्रमण (११६२ ई०) के समय 
दिल्‍ली नरेश पृथ्वीराजका राज-कवि 'था, किया है। 
अनन्दका अर्थ है नौ (नौ wet) रहित १०० Fe 
& घटाने पर €१ बचते हैं । अर्थात्‌ ईसवी पूर्व ५८-५७ में 
आरम्भ होनेवाले सानन्द विक्रम संवत्‌ के ६० या ६१ वर्ष 
बाद। अतएव ware विक्रम dager आरम्भ ईसवी 
सन्‌ ३३ मानना चाहिए। (Ho Wo १६०६, Yo ५००) 

अनवरुद्दीन (१७४३-४६ ई०)-आरम्भमें निजामुल्मुल्क 
आसफजाहका कर्मचारी | निजामने प्रसन्न होकर उसको 
१७४३ ई० में कर्नाठकका नवाब नियुक्त कर दिया । 
उसकी राजधानी wate थी। निजामने पहले नवाब 
दोस्तअलीके लड़कों और रिश्तेदारों को नवाब नहीं बनाया। 
उस समय कर्नाठकमें भ्रशांति फैली हुई थी । मराठे लगातार 
हमले कर रहे थे और पुराने नवाब मरहम दोस्तअलीके 
रिश्तेदार नये नवाबके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे । 
उस समय अशांति और बढ़ी जब आ्रास्ट्रियाके उत्तराधिकार- 
का युद्ध (१७४०-४८ ई० ) शुरू हो गया और कर्नाटकके 
क्षेत्रमें पांडिचेरी और मद्रासमें स्थित फ्रांसीसी और 
अंग्रेज व्यापारी भी आपसमें लड़ने लगे । 

अनवरुद्दीन कर्नाटकके नवाबके रूपमें फ्रांसीसी और 

अंग्रेज दोनोंका संरक्षक था, इसलिए आशा की जाती थी 


अनारकली-अप्पा साहब 


& 





कि वह अपने राज्यमें उन दोनोंको लड़नेसे रोकेगा। 
अंग्रेज और फ्रांसीसी दोतों संकटकालमें उसको अपना 
संरक्षक स्वीकार कर लेते थे। इस तरह ASH आरम्भमें 
जब अधिक नौसैनिक शक्तिके बलपर अंग्रेजोंने फ्रांसीसी 
जहाजोंको लूटना शुरू किया तो पांडिचेरीके फ्रांसीसी 
गवर्नर डूप्लेने नवाबसे फ्रांसीसी जहाजोंकी रक्षा करनेकी 
प्रार्थना की । लेकिन नवाबके पास जहाज नहीं थे, इस- 
लिए अंग्रेजोंने उसके विरोधकी धृष्टतापूर्वक उपेक्षा कर 
दी और अपनी लड़ाई जारी रखी । लेकिन जब १७४६ 
ई० में फ्रांसीसियोंने मद्रासपर घेरा डाला तो अंग्रेजोंने भी 
जो अबतक नवाबके अधिकारकी उपेक्षा कर रहे थे, 
नवाब अनवरुद्दीनसे सुरक्षाकी TAT AY | अनवरुद्दीनने 
संरक्षककी हैंसियतसे डूप्लेसे मद्रासका घेरा उठा लेने 
और शान्ति कायम रखनेके लिए कहा, लेकिन फ्रांसीसियों- 
ने उसकी एक न सुनी । चूंकि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों- 
की लड़ाई यहाँ जमीनपर चल रही थी और अनवरुद्दीन- 
के पास बड़ी फौज थी, इसीलिए उसने फ्रांसीसियोंद्वारा 
डाले गये मद्रासके घेरेको तोड़नेके लिए अपनी सेना 
भेजी । लेकिन नवाबकी सेनाके पहुँचनेके पहले ही 
फ्रांसीसियोंने मद्रासपर कब्जा कर लिया। नवाबकी 
सेनाने फ्रांसीसियोंको मद्रासमें घेर लिया। इसपर 
छोटी-सी फ्रांसीसी सेनाने, जो मद्रासके किलेमें सुरक्षित थी, 
fest दल जैसी नवाबकी बड़ी सेनापर छापा मारा और 
उसे बिखरा feat) नवाबकी सेना पीछे हटकर सेंट टाम 
नामक स्थानपर चली आयी, जहाँ एक छोटी-सी फ्रांसीसी 
कुमुकने, जो मद्रासमें घिरी फ्रांसीसी सेनाकी सहायताके 
लिए जा रही थी, उसे पुनः हरा दिया । इन पराजयोंके 
परिणामस्वरूप नवाब अनवरुद्दीनकी हालत अंग्रेजों और 
फ्रांसीसियोंके बीच चलनेवाले युद्धेके दौरान भ्रसहाय 
दर्शककी बनी रही । इन पराजयोंका दूरगामी परिणाम 
भी निकला । डूप्लेको यह विश्वास हो गया कि छोटी-सी 
सुशिक्षित फ्रांसीसी सेना अपनेसे बहुत बड़ी भारतीय सेना- 
को आसानीसे पराजित कर सकती है। डूप्लेने निश्चय 
कर लिया कि उसकी श्रेष्ठ सैनिक-शक्ति भारतके देशी 
राजाओंके श्रांतरिक मामलोंमें fda होकर हस्तक्षेप 
कर सकती है। इसलिए oa cast ate फ्रांसीसियोंका 
युद्ध समाप्त हो गया तो डूप्लेने कर्नाठकके पुराने नवाब- 
के दामाद चन्दा areas गुप्त afer कर ली जिसमें 
उसको कर्नाटकका नवाब बनवानेका वादा किया गया था | 
इस सन्धिके आ्राधारपर wet साहब भौर फ्रांसीसी 
सेनाओंने अ्रनवरुद्दीकी बेलोरके दक्षिण-पश्चिममें 


स्थित आम्बूरकी लड़ाईमें अगस्त १७४६ ई० में पराजित- 
कर दिया और वह मारा गया | 

अनारकली-शाहजादा सलीमकी, जो बादमें बादशाह 
जहाँगीर (१६०५-२७ fo) बना, प्रेयली । बादशाहने 
१६१५ fod लाहौरमें उसकी कब्रपर संगमरमरका 
मकबरा तैयार कराया और उसपर एक शेर AFT कराया 
जिससे अनारकलीके प्रति उसका गहनप्रेम प्रकट होता है । 

अनुरुद्ध-सिंहली ऐतिहासिक अनुश्रुतियोंके श्रतुसार उदायी- 
के तत्काल बाद, राजा ग्रजातशत्रु (५५४-५२७ Fo 
पू०)का ga, जो मगधकी गद्दीपर बैठा। पुराणोंमें 
उसका उल्लेख नहीं मिलता है। सिंहली इतिहासमें भी 
उसका अधिक विवरण नहीं मिलता है, सिवा इसके कि 
ag पितृघातक a | 

अन्हिलवाड़-आठवीं शताब्दीसे १५वीं ईसवी शताब्दीतक 
गुजरातका प्रमुख नगर (HA यहाँपर Vet नामक नगर 
है)। अन्हिलवाड़के राजा मूलराजने ११७८ ई०में शहा- 
बुद्दीन मुहम्मद गोरीका आक्रमण विफल कर fear 
मूलराजकी इस विजयसे गुजरात मुसलमानी आधिपत्यसे 
एक शताब्दीतक बचा रहा | 

अपराजित पल्‍लब-कांचीका अन्तिम पल्‍लव राजा | उसने 
नवीं शताब्दी ई०के उत्तराध॑में राज्य किया । ८६२- 
६३ ई०में उसने पांड्य राजा वरगुण वर्माको श्री पुरम्विया- 
के युद्धमें पराजित किया था, लेकिन बादमें नवीं शताब्दी- 
के अन्तिम वर्षों ag स्वयं चोल राजा afer प्रथम 
(८८०-६०७ ई०)से पराजित हुआ AIT मारा TAT | 
अपराजितकी ah बाद पल्‍लव राजवंशका अन्त हो 
गया | 

अपोलोडोटस-युक्रेटी दसका पुत्र और भारतका एक यवन 
राजा (१७५-१५६ fo Go) । उसने अपने पिताकी 
हत्या करके उसके TATE भ्रपना रथ चलाया और उसके 
शवका अंतिम संस्कार भी नहीं करने feat) उसने 
अपने नामके सिक्के चलाये | कुछ लोगोंका कहना है कि 
अपोलोडोटस युक्रेटी दसका पुत्र नहीं वरन्‌ उसका प्रति- 
at at | (पी० एच० Yo आई०, पृष्ठ ३८६) 

अप्पा साहब-भोंसला राजा रघुजी द्वितीय (१७८८० 
१८१६ ई०)के छोटे भाई व्यांकोजीका पुत्र | रघुजी 
द्वितीयकी १८५१६ ई०में मृत्यु होनेपर उसका नाबालिग 
लड़का परसोजी, जो भोंदू किस्मका था, गद्दीपर बैठा । 
WT area उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। अप्पा- 
साहबने अपनी शक्ति दृढ़ करनेके लिए मई १८१६ ईश्में 
अ्रंग्रेजोंसे आश्रित afer कर ली। इस प्रकार नागपुर 


॥० 
qo 


अफगान-अफगानिस्तान 








राज्य, जिसने रघुजी भोंसला द्वितीयके राज्यकालमें 
BATT इस प्रका रकी afer करनेसे इन्कार करू दिया था, 
उसकी स्वतंत्रता अ्रप्पासाहबके शासनकालमें समाप्त हो 
गयी | लेकिन जब पेशवा बाजीराव द्वितीयने १८१७ ई०- 
में अंग्रेजोंके विरुद्ध शस्त्र उठाया तो अप्पासाहबने भी 
उसका साथ दिया। अंग्रेजोंने नवम्बर १६१७ foe 
उसकी सेनाको सीताबल्डीकी लड़ाईमें पराजित कर दिया। 
अप्पा साहब पहले पंजाब भाग गया और बादमें जोधपुर 
चला गया जहाँ १८४० ई०में उसकी मृत्यु हो गयी । 
अफगान-उन पर्वतीय जन-जातियोंके लिए प्रचलित शब्द 
जो न केवल अफगानिस्तानमें बसती हैं, बल्कि पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्तमें भी रहती हैं। इतिहासके आरम्भ ara 
से भारतके साथ ga Gad जातिके सम्बन्ध मित्रताके 
भी रहे, और शत्रुताके भी। भारतकी सम्पदापर लुब्ध 
होकर ये लोग व्यापारियों और लुटेरों दोनों रूपोंमें भारत 
आते रहे। सुल्तान महमूद (गजनवी) पहला अफगान 
सुल्तान था, जिसने भारतपर आक्रमण किया। शहा- 
बुद्दीन मुहम्मद गोरी पहला अफगान सुल्तान था जिसने 
भारतमें मुसलमानी शासनकी नींव डाली। दिल्लीके 
जिन सुल्तानोंने १२००से १५२६ ई०तक यहाँ राज्य 
किया वे सभी अफगान अथवा पठान पुकारे जाते थे । 
लेकिन sate अधिकांश तु्क थे। केवल लोदी राजवंश- 
के सुल्तान (१४५०-१५२६ ई०) ही असल पठान थे । 
प्रथम मुगल बादशाह बाबरने पानीपतकी पहली लड़ाईमें 
भारतमें पठान शासनका अन्त कर दिया। शेरशाहने 
दुबारा पठान राज्य (१५३६-४२ ई०) स्थापित किया 
और पानीपतकी दूसरी लड़ाई (१५५६ ई०)को जीतकर 
WHAT उसे समाप्त कर दिया । 
अफगानिस्तान-पाकिस्तानकी पश्चिमोत्तर सीमापर 
स्थित देश । पेशावरके आगे डूरंड रेखासे इसकी सीमा 
शुरू होकर हिन्दुकुशतक जाती है। श्रफगानिस्तानका 
सदियोंसे भारतसे सम्बन्ध रहा है। महाभारतके श्रनुसार 
कुरु नरेश धृतराष्ट्रने गंधारकी राजकुमारीसे विवाह 
किया था। गंधारको श्राजकल कंधार कहते हैं। सिकंदर- 
के हमलेके पहले यह क्षेत्र तीन प्रान्तोंमें विभाजित था-- 
परोपनिसदे, प्रादिया और झ्राकोंसिया जो श्राजके काबुल, 
हिरात और कंधार प्रान्त हैं । सिकंदरने इस प्रदेशको 
जीता था |. उसकी मृत्युके बाद यह प्रदेश उसके सेनापति 
agra निकेटरकों मिला और सेल्यूकस निकेटरको 
ae प्रदेश चन्द्रगुप्त मौयंको समर्पण कर देना पड़ा । इस 
प्रकार अफगानिस्तान भारतका अभ्रभिन्न अंग बन गया। 


अभी हालमें जलालाबाद और कंधारके पास जो अशोक 
स्तम्भ मिले हैं उनसे प्रकट होता है कि श्रफगानिस्तानमें 
भारतीय संस्कृतिका कितना प्रभाव था। यह एशिया 
जानेवाले बौद्धधर्म-प्रचारकोंके मार्गपर पड़ता था और 
बौद्धधर्मका Fe था। यह प्रदेश कुषाण साम्राज्यका 
अंग था | कृषाणोंके पतनके बाद ईसाकी तीसरी शताब्दी- 
में यहाँ पारसियोंका शासन हो गया । गुप्त शासन कालमें 
इसको गुप्त साम्राज्यमें नहीं मिलाया जा सका और 
ईसाकी आठवीं शताब्दीमें पड़ोसी पश्चिमी और उत्तरी 
राज्योंकी भाँति श्रफगानिस्तानमें मुसलमानी शासन 
स्थापित हो गया । इस्लामने इस देशके लड़ाकू पर्वतीय 
लोगोंमें धर्मोन्माद पैदा कर दिया और भारतकी सम्पदा- 
ने उनके मनमें लोभ भर दिया। इसके फलस्वरूप 
ग़जनी और गोरके मुसलमान शासकोंने भारतपर बार- 
बार श्राक्रमण किये। oat शहाबुद्दीत मुहम्मद गोरी- 
ने ११६३ ई०में दिल्‍ली को जीत लिया और भारतमें 
मुसलमानी शासनकी नींव डाली | 

facet सुल्तानोंको 'पठान' कहा जाता है, यद्यपि 
वे ज्यादातर Gh थे। ये लोग अफगानिस्तानपर अधिक 
समयतक ATT अधिकार नहीं रख सके । अफगानिस्तान- 
पर क्र Ae gat मंगोलोंका अधिकार हो गया और 
वहाँसे उन्होंने भारतपर ara किये। १४०४ Fo 
में बाबरने इस देशपर अधिकार कर लिया और काबुल- 
को अपनी राजधानी बनाया | काबुलसे उसने भारतपर 
आक्रमण किया और १५२६ ई०में पानीपतकी पहली 
लड़ाई जीतकर भारतमें मुगल-साम्राज्यकी स्थापना की । 
१५६५ Sot THA कंधारको जीता और झफगानिस्तान- 
को फिरसे मुगल-साम्राज्यका हिस्सा बना लिया। 
१६२२ ई०में कंधार जहांगीरके हाथसे निकल गया। 
१६३८ ई०में शाहजहाँने उसपर पुनः श्रधिकार कर 
लिया, लेकिन १६४८ ई०में वह पुनः उसके हाथसे निकल 
गया | इसके बाद कंधारपर फिरसे अधिकार करनेके 
प्रयास विफल रहे, लेकिन काबुल १७३६ ई०तक मुगल 
साम्राज्यका हिस्सा बना रहा। उस वर्ष नादिरशाहने, 
जो १७३६ ई०में फारसका शाह बना था, काबुलको 
जीत लिया और दिल्लीको लूटा | इस प्रकार भ्रफगानि- 
aaa भारतीय शासकोंके हाथसे निकल गया लेकिन 
संबंध बिल्कुल ce नहीं गये । १७४७ ई०में नादिरशाह- 
की हत्याके बाद अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली 
या दुर्रानी,ने अफगानिस्तानमें अपना राज्य स्थापित किया । 
अहमद शाह दिललीके मुगल बादशाहोंके लिए सिरदर्द 


| 


! 


अफजल खां-अफ्रीदी 


११ 





बन गया। उसने पंजाबपर आक्रमण करके उसे अपने 
राज्यमें मिला लिया। १७६१ ई० में पानीपतकी तीसरी 
लड़ाईको जीतकर उसने मुगल-साम्राज्यकी जड़ खोद 
डाली। श्रहमदशाहका, दिललीका बादशाह बननेका सपना 
पूरा नहीं हुआ और उसके बाद अफगानिस्तान कभी 
भारतीय राज्यका भाग नहीं बना । वहाँ भ्रफगान बाद- 
शाहोंका राज्य रहा और भारतको उस तरफसे खतरा 
बना रहा। जमानशाह (१७६३-१५८०० ई०) ने 
१७६८ ई० में लाहौरपर कब्जा कर लिया और भारत- 
पर आक्रमण करनेका इरादा किया 1 लेकिन १८०० Fo 
में वह areca कर दिया गया | इसके बाद अ्रफगानिस्तान- 
में अराजकताका दौर शुरू हो गया जो दोस्त मोहम्मद 
(१८२६-६३ fo) के शासक बननेपर खत्म हुआ। 
उसने अफगानिस्तानमें शान्ति-व्यवस्था स्थापित की । 
लेकिन उसी समयसे अफगानिस्तान मध्य एशियामें 
बढ़ते हुए रूस और भारतके ब्रिटिश साम्राज्यके बीच 
प्रतिद्वन्द्रितका मोहरा बन गया। दोनों शक्तियाँ अफ- 
गानिस्तानमें अपना प्रभुत्त जमाना चाहती थीं। भ्रफ- 
गानिस्तान इस प्रभुत्वसे बचनेके लिए दोनोंको एक दूसरेसे 
लड़ाता रहता था। इस प्रतिद्वन्द्रितके कारण १६वीं 
शताब्दीमें अफगानिस्तान और भारतकी ब्रिटिश सरकारमें 
दो युद्ध हुए (युद्धोंका विवरण, ्रांग्ल-अफगान युद्ध' 
aint देखें) । दूसरे अफगान युद्धके परिणामस्वरूप 
अफगानिस्तान अपने वैदेशिक मामलोंमें एक प्रकारसे 
भारतकी ब्रिटिश सरकारके weft हो गया । १८२३ ई० 
में अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारतकी जो सीमा निश्चित- 
की गयी उसे ‘Ste रेखा' कहा जाता है। १६०४ ई० में 
अमीर हबीबुल्लाहको अंग्रेजोंने ‘fast मैजेस्टी' का खिताब 
दिया और उसको स्वतंत्र शासकके रूपमें मान्यता दी । 
पहले महायुद्धमें भ्रफगानिस्तानने तटस्थताकी नीति 
ach जो ब्रिटिश शासकोंके अनुकूल थी। हबीबुल्लाहके 
उत्तराधिकारी अमीर अमानुल्लाहसे तीसरा आग्ल- 
अफगान युद्ध (अप्रैल-मई १६१& Fo) में हुआ जिसमें 
श्रफगानिस्तान हार गया। अफगानिस्तानको भारतके 
ania विदेशी शस्त्रास्त्रोंको श्रायात करनेका अधिकार 
नहीं रहा और भारतकी ब्रिटिश सरकारने उसे सहायता 
देना भी बन्द कर दिया लेकिन उसको श्रपने वैदेशिक 
सम्बन्धोंमें श्राज़दी मिल गयी और दोनों सरकारोंने 
एक दूसरेकी स्वतंत्रताका सम्मान करनेका वचन दिया। 
अमानुल्लाहने उसके बाद यूरोपकी यात्रा की और वहाँसे 
लौटकर उसने श्रफगानिस्तानमें सामाजिक, शैक्षणिक 


और वैधानिक सुधारोंकी नीति अपनायी । इन सुधारोंका 
कट्टरपंथी अफगानोंने विरोध किया और मई १६२६ में 
वहाँ गृहयुद्ध शुरू हो गया। अमानुल्लाहकों गद्दी छोड़नी 
पड़ी । कुछ समयके लिए अफगानिस्तानपर बच्चा- 
सक्‍काका अधिकार हो गया । अ्रंग्रेजोंने वहाँ हस्तक्षेप 
नहीं किया । अन्तमें बच्चा-सक्का पराजित हुआ और 
मुहम्मद नादिरशाहने जो पुराने राजपरिवारका था 
और अमानुल्‍लाहका एक योग्य सरदार था, उसका वध 
कर दिया ag नादिरशाहके नामसे अफगानिस्तानका 
शासक बना और १६३३ ई० तक योग्यताके साथ राज्य 
किया | उस वर्ष उसकी हत्या कर दी गयी। उसका 
पुत्र महमूद जहीरशाह उसका उत्तराधिकारी बना। 
नादिरशाह और जहीरशाहके शासनमें श्रफगानिस्तान 
और भारतके सम्बन्ध संतोषजनक रहे । पाकिस्तानके 
बननेके बाद भारतसे अफगानिस्तातका भौगोलिक 
सम्बन्ध कट गया, किन्तु दोनोंके बीच मित्नताके सम्बन्ध 
बने रहे । 

अफजल खां-बीजापुरके सुल्तानका सेनापति, जिसे 
१०,००० सैनिकोंके साथ शिवाजीका दमन करनेके लिए 
भेजा गया था जो उस समय विद्रोही शक्तिके रूपमें उभर 
रहे थे। प्रारम्भमें श्रफजल खाँ सफलता प्राप्त करता 
हुआ १४५ दिनोंके भीतर सतारासे २० मील दूर वाई 
नामक स्थानतक पहुँच गया । लेकिन शिवाजी प्रतापगढ़ 
किलेमें सुरक्षित थे। जब अफजल खाँ शिवाजीको उस 
किलेसे बाहर निकालनेमें सफल नहीं हुआ तो उसने 
सुलहकी बात चलायी और दोनोंके एक खेमेंमें मिलनेकी 
बात तय fi शिवाजीको अफजल खाँकी ओ्रोरसे 
धोखेबाजीका संदेह था, इसलिए उन्होंने कपड़ोंके नीचे 
wert पहन लिया और अपने हाथमें बघनखा लगा 
लिया था ताकि अफजल खाँकी aA घात होनेपर 
उसका प्रतिकार कर सकें। जब शिवाजी भ्रफजल खाँसे 
मिले तो उसने शिवाजीकों अपनी बाहोंमें भर लिया 
और इतना कसकर दबाया जिससे शिवाजीका दम घुट 
जाय । शिवाजीने अ्रपने पंजेमें लगे बघनखसे अफजल खाँ- 
का पेट फाड़ दिया और उसे मार डाला। उसके बाद 
मराठोंने खुले युद्धमें बीजापुरकी that पराजित कर 
feat | 

अफ्रीदी-सीमा प्रांतका एक लड़ाकू कबीला, जो खबर क्षेत्रमें 
निवास करता है। ये लोग भारतीय प्रशासनके लिए 
बराबर सिरदर्द बने रहते थे। १६६७ ई० में इन लोगोंने 
औ्औरंगजेबके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और लम्बे संघर्षके 


12. 
WR 


अबुल फ्ज़ल-अब्दुल गफ्फार खां 





बाद उनका दमन किया जा सका | 9583 fo के बाद 
जब अफगानिस्तान और भारतकी सीमा डूरंड रेखा तय 
की गयी तो अफरीदी क्षेत्र भारतकी ब्रिटिश सरकारके 
अधीन ot wat । ब्रिटिश शासकोंको इस क्षेत्रपर नियंत्रण 
करनेके लिए अनेक फौजी भ्रभियान चलाने पड़े और AT 
सरदारोंकों अपनी ओर मिलानेके लिए उन्हें झरथिक 
सहायता भी देनी पड़ी । 

अबुल फ़ज्ल-शेख मुबारकका पुत्र । वह बहुत पढ़ा-लिखा 
और विद्वान था और उसकी विद्वत्ताका लोग आदर 
करते थे। वह बहुत वर्षों तक अकबरका विश्वास-पात्र 
ASNT और सलाहकार रहा। वह केवल दरगारी और झ्राला 
अफसर ही नहीं था, वरन्‌ बड़ा विद्वान्‌ था और उसने 
अनेक पुस्तकें लिखी थीं। उसकी “आ्राईन-ए-अकबरी' 
में अकबरके साम्राज्यका विवरण मिलता है और 'अ्रकबर- 
नामा'में उसने अकबरके समयका इतिहास लिखा है। 
उसका भाई फंजी भी अ्रकवरका दरवारी शायर था। 
१६०२ ई० में बुंदेला राजा वीर सिंहने शाहजादा सलीमके 
उकसानेसे ATT फजलकी ह॒त्या कर डाली | 

अबुल हसन-गोलकुंडा राज्यके कुतुबशाही सुल्तानोंमें 
अन्तिम yeaa | मुगल THE औरंगजेब उससे नाराज 
हो गया और १६८७ ई० में उसने उसे पराजित कर दिया 
और mee eet HT दौलताबादके किलेमें कैद रखा जहाँ 
कुछ वर्षोके बाद उसकी मौत हो गयी । 

अब्दाली, अहमद शाह-दुर्राती कबीलेका एक अफगान 
सरदार, जिसने १७४७ ई० में नादिरशाह (दे०) की 
हत्याके बाद aaa सिंहासनपर अपना अ्रधिकार जमा 
लिया | उसने १७४७ से १७७३ ई० तक शासन किया । 
अपने शासन कालमें उसने HTS बार भारतपर हमले किये । 
उसने पंजाबपर अधिकार कर लिया और १७६१ ई० में 
पानीपतके तीसरे युद्धमें मराठोंको पराजित किया। 
अ्रफगान सैनिकोंते उस युद्धेक बाद मथुराकी ओर बढ़ने- 
से इन्कार कर दिया क्‍योंकि चार साल पहले वहाँपर 
अफगान सैतिकोंमें हैजा फैल गया था जिसमें बहुतोंकी 
मृत्यु हो गयी थी। इससे मज़बूर होकर Hearst अफ- 
गातिस्तान लौट गया और पानीपतमें मिली विजयके 
बाद पूरे हिन्दुस्तानमें भ्रपना साम्राज्य स्थापित करनेका 
उसका स्वप्न टूट गया। श्रब्दालीके झआक्रमणका संकट 
१७६७ ई० तक बना रहा और उसका प्रभाव भारतमें 
अंग्रेजोंकी नीतिपर कई antes पड़ा । अहमद शाह 
अब्दालीका देहान्त १७७३ ई० में हुआ। (यदुनाथ 
रा आफ मुगल इस्पायर, भाग दो, To 
३७६ 


अब्दुरंज्जञाक लारी-गोलकुंडाके आखिरी सुल्तानका दरबारी. 
are सिपहसालार। १६८७ fo में जब औरंगजेबने 
गोलकुंडापर अ्रन्तिम श्राक्रमण किया तो उसने अब्दुरंज्जाक- 
को ara लालच दिये, पर वह न fem और बहादुरीसे 
गोलकुंडाकी रक्षा करते हुए उसके wo घाव लगे | बादमें 
औरंगजेबने उसका इलाज कराया और उसे मुगल 
दरबारमें ऊँचा पद प्रदान किया । 

अब्दुरंज्ज्ञाक, हेरात-१४४८ fo में फारसके सुलतान 
शाह रुखका राजदूत होकर भारत AAT पहले वह 
कालीकट पहुँचा और वहाँसे विजय नगर गया जहाँका 
दिलचस्प वर्णन उसने किया है । 

अब्दुर्रहमान, अमीर-१८८० ई० में दूसरे अ्रफगान Ash 
बाद अंग्रेजोंकी मददसे अफगानिस्तानके सिंहासनपर 
बैठाया गया । वह चतुर राजनीतिज्ञ था, और उसने 
१६०१ ई० में अ्पती मृत्यु Tet राज्य किया। उसने 
इंग्लैण् और रूस दोनोंसे मित्रता रखी। उसने अफ- 
गानिस्तानका आन्तरिक शासन बड़ीं कुशलतासे चलाया 
और उसकी अखंडता कायम रखी । उसके शासन कालमें 
भारत-अफगानिस्तान सीमा निर्धारण डूरंड रेखाके आधार- 
पर १८६३ ई० में किया गया । 

अब्दुर्रहीम, खानखाना-बैरम खाँका लड़का । १५६१ Fo 
में पिताकी मृत्युके समय अब्दुरंहीम नाबालिग था। 
अकबरके शासनमें उसने तरक्की की और 'खानखाना'की 
sofas सम्मानित किया गया। अनेक युद्धोंमें उसने 
भाग लिया । वह प्रसिद्ध कवि भी था । उसके दोहे हिंदीमें 
प्रसिद्ध हैं। उसने बाबरकी आत्मकथाका तुर्कीसि फारसीमें 
अनुवाद किया | उसके अ्ाश्चित श्रब्दुल बाकीने मआ्नासिर- 
ए-रहीमी नामक पुस्तकमें उसकी प्रशंसा की है । वह लम्बी 
अवस्थातक जीवित रहा और जहाँगीरके शासन कालमें 
उसकी मृत्यु हुई । 

अब्दुल गफ्फार खां-बादशाह खान और सीमांत गांधी के 
नामसे भी प्रसिद्ध पठानोंके नेता । वे पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रान्तके राष्ट्रीयतावादी मुस्लिम नेताओ्रोंमें मुख्य रहे हैं । 
उन्होंने अपने प्रान्तमें पहले 'खुदाई खिदमतगार' संगठन 
बनाया और बादमें गांधीजीके अ्रहिसात्मक अ्सहयोग 
आन्दोलनमें शामिल हो गये । १६३७ ई० के झ्नामचुनावमें 
उनके नेतृत्वमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली और 
पश्चिमोत्तर प्रान्तमें कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया गया 
जिसके मुख्य-मंत्री sega गफ्फार खाँके छोटे भाई, 
डाक्टर खान साहब हुए। स्वतंत्रताके समय भारतके 
विभाजनके बाद पश्चिमोत्तर set पाकिस्तानका एक 


tS 


अब्दुल हभीद लाहौरी-अमानुल्‍लाह 


१३ 





हिस्सा बत गया। अब्दुल गपंफार खाँने वहाँ Ta 
आन्दोलन चलाया जिससे पाकिस्तात सरकारने उन्हें 
लम्बे समय तक जेलमें रखा। जेलसे रिहा होनेपर वें 
चिकित्साके लिए काबुलमें रहने लगे। १६७० fo F 
दिसम्बरके चुनावमें नेशनल आवामी पार्टीको पश्चिमोत्तर 
प्रान्‍्त्में सफलता मिली । १६७१ ई० के wat पाकि- 
स्तानके राष्ट्रपति श्री जुल्फिकार श्रली भुट्टों बने । उन्होंने 
१६७२ fo में अब्दुल गफ्फार खाँको पाकिस्तान लौटनेकी 
अनुमति दे दी । 

अब्दुल हमीद लाहौरी-शाहजहाँ (दे०) का सरकारी 
इतिहासकार । उसकी रचनाका नाम 'पादशाह नामा' 
है जो शाहजहाँके शासनका प्रामाणिक इतिहास माना 
जाता है। 

अब्दुल्ला, बड़ा सेयद-सैथद बंधुओं (दे०) में बड़ा भाई । 
सैयद भ्रब्दुल्ला और उसके छोटे भाई हुसैनने १७१३ से 
१७१६ ई० तक मुगल सल्तनतका संचालन किया । इन 
लोगोंने फरुंख््सियर को १७१३ fo में सिहासनपर 
बैठाया । १७१६ ई० में उसे गद्दीसे eet दिया ie 
उसकी हत्या करवा दी। उसी एक वर्षके भीतर उन्होंने 
चार मगल बादशाहोंको गद्दी पर बैठाया और हटाया । 
जब उन लोगोंने पाँचवें बादशाह मुहम्मद शाह को १७१६ 
ई० में गद्दी पर बैठाया तो उसने हुसैनका कत्ल करवा दिया 
और अब्दुल्ला को कैद करा दिया, जहाँ उसे जहर देकर 
१७२२ fo में मार डाला गया । 

अब्दुस्समद-अकबरका चित्रकलाका उस्ताद, जिसे बादमें 
अकबरने टकसालका अभ्रधिकारी बनाया। वह अपने समयका 
नामी कलाकार माना जाता था। 

अभिषेक-का ad है जल छिड़कना । राजपदपर निर्वाचित 
होनेपर राजाका अभिषेक आ्रावश्यक माना जाता aT | 
इस अवसरपर ब्राह्मण पुरोहित, निर्वाचित राजाका 
कोई निकट सम्बन्धी या भाई, एक मित्र नरेश और एक 
वैश्य उसपर १७ तीर्थोका पवित्र जल छिड़कते थे । 

अभिसार-एक जन-जाति, जो सिकंदरके आक्रमणके समय 
कश्मीरके पुंछ तथा पड़ोसके कुछ जिलोंमें तथा उत्तर- 
पश्चिमी सीमा प्रांतके हजारा frat निवास करती थी । 

अभिसारेश-सिकंदरके ara समय भ्रभिसार जनपदका 
राजा । वह बड़ा चतुर राजनीतिज्ञ था। जब 
सिकंदर तक्षशिला पहुँचा तो उसने कहलाया कि मैं 
यवन आक्रमणकारियोंके सामने आत्मसम्पण करने को 
तैयार हूँ । इसके साथ ही वह पोरससे मिलकर सिकंदरसे 
wert far भी संधि-वार्ता चलाता रहा। यह वार्ता 


सफल नहीं हो सकी ale wat अ्भिसार जनपदके 
राजाकों सिकंदरके सामने आत्मसमर्गग करनेके लिए 
बाध्य होना पड़ा । 

अमरकोट-सिन्धका एक तगर और राज्य, जहां २३ नवम्बर 
१५४२ ई० को अकवरका जन्म हिन्दू राजा राणा प्रसादकी 
शरणमें हुआ । मार्च १८४३ ई० H सर चार्ल्सने 
पियरके नेतृत्वमें भारतकी अंग्रेजी सेनाने उसपर कब्जा 
कर लिया भर उसके साथ ही पूरे त्िन्धपर अंग्रेजोंका 
अधिकार हो गया। aa यह पाकिस्तानी क्षेत्रमें है । 

अमरदास-सिखों के तीसरे गुरु (१५५२-७४ ई०) । वे 
चरित्रवान्‌ और सदाचारी थे । उन्होंने सिख धर्मका काफी 
प्रचार किया । 

अमर सिह-मेवाड़का राणा ( १५६६-१६२० ई० )। 
वह प्रसिद्ध राणाप्रताप सिंहका पुत्र और उत्तराधिकारी 
था। उसने अ्रपनी स्वतंत्रताके लिए बादशाह waar 
बहादुरीसे युद्ध किया, लेकिन १५६६ fo में वह पराजित 
हो गया। वह अकबरकी परतंत्नतासे अपनी मातृभूमि- 
को बचानेमें तो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने १६१४ ई० 
तक मुगलोंके विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखी । लगातार 
विफलता और मुगल साम्राज्यके बढ़ते हुए दबावके कारण, 
उसने बादशाह जहाँंगीरसे सम्मानपूर्वक afer कर ली । 
जहाँगीरने मेवाड़के राणा को मुगल दरबारमें हाजिर 
होने और किसी राजकुमारी को मुगल हरममें भेजनेकी 
अपमानजनक शर्त नहीं रखी । मेवाड़ और मुगलोंके बीच 
मित्रताके जो सम्बन्ध स्थापित हो गये थे वे औरंगजेबके 
समयमें उसकी धारमिक असहिष्णुताकी नीतिके कारण 
समाप्त हो गये। 

अमरसिह थापा-सन्‌ १८१४-१६ ई० के आंग्ल-नेपाल युद्धके 
समय नेपाली सेनाका सेनापति, जिसने बड़ी वीरतासे 
जनरल आक्‍्टरलोनीके नेतृत्वमें लड़नेवाली अंग्रेज सेनासे 
मालौनके किलेकी रक्षा १५ मई १८१५ Fo तक की, जब 
उसे बाध्य होकर किला छोड़ना पड़ा । इसके कुछ महीने 
बाद १८१५ ई० की सुगौलीकी सन्धिके द्वारा यह युद्ध 
समाप्त हो गया | 

अमात्य-गुप्त-शासन काल में उच्च प्रशासकीय अधिकारी का 
पद, जो मंत्री के समकक्ष माना जाता था | मराठा छत्नपति 
शिवाजी ने भी इस पदको प्रचलित किया था । शिवाजी- 
के समयमें अमात्यका wa वित्तमंत्री था जिसको सरकारी 
हिसाब-किताबकी जाँच करके उसपर हस्ताक्षर करने 
पड़ते थे। 

अमानुल्लाह-अफगानिस्तानका बादशाह (१६१९-१६२६ 
ई० ) 1 वह अपने पिता भ्रमीर हबीबुल्ला (१६०१-१६ई० ) 


w 4 


के उत्तराधिकारीके eat गद्दीपर बैठा था। गद्दीपर 
बैठनेके कुछ समय बाद ही उसने भारतके ब्रिटिश 
शासकोंसे लड़ाई छेड़ दी जो तीसरे आंग्ल-अफगान युद्धके 
नामसे प्रसिद्ध है। अ्रंग्रेजोंकी भारतीय सेना भ्रफगान 
सेनाके मुकाबलेमें कहीं श्रेष्ठ थी। उसके पास विमान, 
बेतारसे खबर भेजनेकी व्यवस्था ate शक्तिशाली 
विस्फोटक पदार्थ थे। अंग्रेजोंने भ्रमानुल्लाहकी सेना को 
आसानीसे पराजित कर दिया। अश्रमानुल्लाहने श्रगस्त 
१६१६ ई० में सन्धिका प्रस्ताव किया जिसकी पुष्टि 
१६२१ ई० में हुईं। इस सन्धिके बाद श्रमानुललाहको 
अंग्रेजोंसे श्राथिक सहायता मिलनी बन्द हो गयी लेकिन 
उसे अपनी वदेशिक नीतिमें आजादी मिल गयी। अफ- 
गानिस्तान और इंग्लैण्डमें राजनयिक सम्बन्ध स्थापित 
हो गये और एक दूसरेकी राजधानियोंमें राजदूत भेजे 
गये। इसके बाद अंग्रेजों और भ्रफगानोंके सम्बन्धोंमें 
सुधार हो गया | भ्रमानुलल्‍लाह शाहने उसके बाद यूरोपकी 
यात्रा की और वहाँसे लौटनेपर अपने देशमें यूरोपीय 
ढंगके सुधार किये । इन सुधारोंसे पुरातन-पंथी श्रफगान 
नाराज हो गये और अफगानिस्तानमें गृह-युद्ध छिड़ गया 
जिससे मजबूर होकर अमानुल्‍लाहने १६२६ में गद्दी छोड़ 
दी । उसके बाद वह अपनी मलका सुरैयाके साथ यूरोप 
चला गया जहाँ वह मृत्युपर्यत प्रवासमें रहा । 

अमरावती-आन्ध्र प्रदेशके गुंट्र जिलेका एक नगर, जो 
सातवाहन राजाओंके शासन कालमें हिन्दू संस्कृतिका 
केन्द्र था। श्रशोककी मृत्युके बाद करीब चार शताब्दीतक 
दक्षिण भारतमें सातवाहन शासन रहा। श्रमरावतीमें 
कला, वास्तुकला और मूर्तिकलाकी स्थानीय मौलिक 
शैली विकसित हुई थी । अश्रमरावतीमें मिली मूर्तियोंकी 
कोमलता और भाव-भंगिमा दर्शनीय हैं । प्रत्येक मूर्तिका 
अपना आकर्षण है और पेड़-पौधों, फूलों, विशेषरूपसे 
कमलके फूलों को बड़े सुन्दर ढंगसे बनाया गया है। 
बुद्ध मूतियोंको मानव आक्ृतिके बजाय प्रतीकोके द्वारा 
गढ़ा गया है जिससे पता चलता है कि अमरावती-शैली 
मथुरा और गांधार शैलियोंसे पहलेकी है। वह यूनानी 
प्रभावसे सर्वंथा मुक्त है। 

अमित्रधात-का शाब्दिक mt meet है। यूनानी 
इतिहासकारोंने इस शब्दका अ्रमित्बकाट्स रूप लिखा है 
और wars मोर्यके पुत्र बिन्दुसार को इस नामसे सम्बो- 
घित किया है । 

अमीचन्द-एक धनी किन्तु at Be, जो १८वीं शताब्दीके 
मध्यमें कलकत्तेमें रहता था। उसने नवाब सिराजुद्दोला 


अमरावतो-अमीर खां 


को अपदस्थ कर मीर जाफ़र को बंगालका नवाब बनानेके 
लिए कलकत्तेमें sit ae मुशिदाबादमें नवाबके 
विरोधियोंके बीच गुप्त वार्ताएँ चलायीं। जब यह गुप्त- 
वार्ता काफी आगे बढ़ चुकी और नवाब सिराजुद्दौलाके 
विरुद्ध षड्यंत्रमें अंग्रेजोंकी पूर्ण भागीदारी स्पष्ट हो चुकी, 
अमीचन्दने मुशिदाबादमें नवाबके खजानेकी लूटसे प्राप्त 
होनेवाले धनमेंसे लम्बे कमीशनकी माँग की तथा ae 
धमकी दी कि यदि उसे वांछित धनराशि न दी गयी तो az 
नवाबको सारे षड्यंत्रकी सूचना दे देगा | राबर्ट क्लाइवके 
सुझावपर मीर जाफ़रके साथ होनेवाली संधिके दो 
प्रारूप तैयार किये गये । एकमें उक्त कमीशन दिये जानेकी 
बात थी और दूसरेमें नहीं। जाली संधि-पत्रपर क्ला- 
इबके तथा एडमिरल वाटसनको छोड़कर कलकत्ता कौंसिल- 
के अन्य सभी सदस्योंके हस्ताक्षर थे। क्लाइवने उस 
जाली संधि-पत्नपर वाट्सनके भी जाली हस्ताक्षर कर लिये। 
किन्तु भ्रमीचन्दको इस जाल बट्टेकी जानकारी पलासीके 
aan उपरांत हुई और कहा जाता है कि अंततः वह निराश 
और पागल होकर मर गया। 

अमीन खां-१६७२ fo में अफगानिस्तानका मुगल सूबेदार | 
औरंगजेबके समयमें जब अफरीदियोंने बादशाहके विरुद्ध 
विद्रोह किया उस समय अली मस्जिदकी लड़ाईमें भ्रमीन 
खाँ बुरी तरह हारा । 

अमीन खां-मुगल बादशाह मुहम्मद शाहके शासन-काल 
(१७१६-१७४८ fo) में जब सैयद बंधुओंका पतन हो 
गया उस समय अमीन खाँको दिललीका वजीर बनाया 
गया । उसकी मृत्यु १७२१ ई० में हुई । 

अमोर अलो, सेयद-(१८४६-१६२६ Fo) पहला भारतीय 
जिसको प्रिवी कौंसिलमें न्यायाधीश नियुक्त किया गया । 
उसने भ्रपना जीवन ऐडवोकेटके रूपमें शुरू किया और 
१८६० ई०में कलकत्ता हाई कोर्टका जज बनाया गया। 
इस पदपर वह १६०४ Fo तक रहा। १६०६ ई० में 
उसको इंग्लैण्डमें प्रिवी कंसिलकी जुडीशियल कमेटीमें 
नियुक्त किया गया । उसकी मृत्यु इंग्लैण्डमें हुई। उसने 
“हिस्द्री श्राफ सराकेन्स' और कई कानून-सम्बन्धी पुस्तकें 
लिखी हैं 

अमीर उमर-सुल्तान अलाउद्दीन खिलजीका भांजा, जिसने 
बदायूंमें सुल्तानके विरुद्ध विद्रोह किया, जिसका आसानी- 
से दमन कर दिया गया और अमीर उमरको मौतके घाट 
उतार दिया गया । 

अमीर खां-बादशाह औरंगजेबका एक सेनापति, जो २१ वर्ष 
(१६७७-६८ ई०) काबुलमें मुगल सूबेदार रहा और 
उसने बड़ी योग्यतासे प्रशासन चलाया । 


sy 


i 


\ 


अमीर णां-अम्बष्ठ 


अमीर खां-पिंडारियोंका सरदार और भाड़ेपर लड़नेवाले 
पठानों और लुटेरोंका नेता । १६वीं शताब्दीके भ्रारम्भ- 
में मध्य-भारतमें जब तीसरा आंग्ल-मराठा युद्ध हुआ तो 
अमीर खाँ पहले होल्करके संरक्षण में रहकर लड़ा । 
लेकिन बादमें अंग्रेजोंने उसे भ्रपने पक्षमें मिल। लिया 
और उसे टोंक रियासतका नवाब मान लिया जहाँ उसके 
परिवारके लोग १६४८ fo तक नवाब रहे । १६४८ Fo 
में टोंक रियासतका भारतमें विलयन हो गया । 

अमीर खुसरो-'तोतए-हिन्द' उपनामसे प्रसिद्ध एक विद्वान्‌ 
कवि और लेखक, जिसने फारसी, उर्दू और हिन्दीमें श्रपनी 
रचनाएँ कीं। उसने प्रचुर मात्नामें पद्य और गद्य दोनों 
लिखा है और संगीतकी भी रचना की है। उसने लम्बी 
उम्र पायी ओर उसे fete कई सुल्तानों-बलबनसे 
गयासुद्दीन Gras तकका संरक्षण मिला | उसकी मृत्यु 
१३२४-२५ ई० में हुई। उसकी ऋृतियोंमें बहुत-सी 
कविताएँ, ऐतिहासिक मसनवी, ‘qe नामा' atc 
'तारीख-ए-प्रलाइ! नामक दो इतिहास ग्रंथ हैं । 

अमृतराव-रघुताथ राव (राघोबा) का दत्तक पुत्र, जो 
पेशवा बाजीराव प्रथमका दूसरा पुत्र था। उसने पेशवाके 
रूपमें केवल एक वर्ष (१७७३ ई०) राज्य किया। 
पूनाकी लड़ाईके बाद जब पेशवा बाजीराव द्वितीय 
(१७६६-१८१८) श्रक्तूबर १८०२ ई० में वसई भाग 
गया था तब अमृतरावको पेशवा बनाया गया। अ्रमृत- 
रावने पेशवा बाजीराव द्वितीयकों १८०३ ई० के array 
अंग्रेजों द्वारा दुबारा पेशवा बनानेका विरोध नहीं किया 
और वह पेंशन पाकर बनारसमें रहने लगा । 

अमृतसर-पंजाबमें सिखोंका तीर्थस्थान। सिखोंके चौथे 
गुरु रामदासको १५७७ Fo में बादशाह अकबर (१५५६- 
१६०५ So) ने यह स्थान दिया था | बादमें इस तगरका 
विकास हुआ और सिखोंके दानसे स्वर्ण मंदिरका निर्माण 
किया गया 1 

अमृतसरकी सन्धि-२४ WIT, १५०६ Fo को रणजीत सिंह 
और ईस्ट इंडिया कम्पनीके बीच हुई। उस समय लार्ड 
fret (१८०७-१३ fo) भारतके गवर्नेर-जनरल थे । 
इस सन्धिके द्वारा सतलज पारकी पंजाबकी रियासतें 
अंग्रेजोंके संरक्षणमें awa ae सतलजके पश्चिममें 
पंजाब राज्यका शासक रणजीत सिंहको मान लिया गया । 

अमृतसरकी सन्धि-१६ मार्च १८४६ ई० को प्रथम आंग्ल- 
सिख युद्ध (१८४५-४६ Go) के समाप्त होनेपर अ्मृतसर- 
में की गयी । इस सन्धिके द्वारा कश्मीर जो रणजीत सिंह- 
के राज्यका हिस्सा था उसे राजा दलीप सिंहसे ले 





१५ 
लिया गया और अंग्रेजोंने उसे गुलाब सिंहको दे दिया । 
गुलाब सिंह लाहौर दरबारका एक सरदार था। इसके 
बदलेमें उसने अंग्रेजोंको दस लाख रुपये दिये। 

अमोघ वर्ष-दक्षिणके राष्ट्रकूट राजवंशमें इस नामके तीन 
राजा हुए। wale वर्ष प्रथमने सबसे लम्बे समय तक 
(०५१४-८७७ ई०) राज्य किया । उसे अपने पूर्वी पड़ोसी 
वेंगिके चालुक्य राजाओंसे अनेक युद्ध करने पड़े । वह 
अपनी राजधानी नासिकसे हटाकर मान्यखेट (आधुनिक 
मालखेड़) ले गया Wea सौदागर सुलेमानने ८५५१ ई० 
में उसका उल्लेख ‘ange’ के नामसे किया है और 
उसे संसारका चौथा सबसे बड़ा राजा बतलाया है। वृद्ध 
होनेपर श्रमोघ वर्ष प्रथमने राज-पाट छोड़कर संन्यास 
ले लिया और अपने पुत्र कृष्ण द्वितीयको राजा बनाया। 
वह जैन धर्मका संरक्षक था । 

अमोघवर्ष द्वितीय-अ्रमोघवर्ष प्रथमका पौत् । उसने केवल 
एक वर्ष (६१७-६१८ fo) राज्य किया । उसके भाई 
गोविन्द चतुर्थने उसे age eet fea और स्वयं राजा 
बन गया । गोविन्द चतुर्थने &१८ से ६३४ ई० तक राज्य 
किया । 

अमोघवर्ष तृतीय अथवा वह्डिग-अ्रमोघवर्ष द्वितीयके पीत्र- 
का दूसरा पुत्र । वह गोविन्द चतुर्थके बाद ६३४ ई० में 
राजा बना और पाँच वर्ष (६३४-६३६ fo) राज्य 
किया। उसके शासन कालमें दक्षिणके राष्ट्रकूटों और सुदूर 
दक्षिणके चोल राजाश्रोंके मध्य शत्रुता झारम्भ हो TAT 

अम्बर, मलिक-एक हब्शी गुलाम, जो भ्रहमद नगरमें बस 
गया था । चाँद सुल्ताना (दे०)की मृत्युके बाद वह तरक्की 
करके वजीरके पदपर पहुँच गया | उसने अहमदनगर- 
को बादशाह जहाँगीरके पंजेसे बचानेका जी-तोड़ प्रयास 
किया। उसमें नेतृत्वके सहज गुण थे और मध्ययुगीन 
भारतके सबसे बड़े राजनीतिज्ञोंमें उसकी गणना की जाती 
है। उसने अ्रहमदनगर राज्यकी राजस्व व्यवस्था 
सुधारी और सेनाको छापा-मार युद्धकी शिक्षा दी। 
इस प्रकार अहमद नगरको मुगलोंके आक्रमणसे बचाया। 
लेकिन १६१६ ई०में जब बहुत बड़ी मुगल सेनाने श्रहमद 
नगरपर चढ़ाई कर दी तो मलिक wea आत्मसमपंण 
करना पड़ा । उस समय शाहजादा खुरंम मुगल सेनाका 
नेतृत्व कर रहा था। मलिक अम्बरने बड़े सम्मानके साथ 
जीवन बिताया और १६२६ ई०में बहुत वृद्ध हो जानेपर 
उसकी मृत्यु हुई । 

अम्बष्ठ-गणके लोग सिकन्दरके श्राक्रमणके समय भारतके 
पश्चिमोत्तर क्षेत्रमे,ं चनाब और सिन्धुके संगम स्थलके 


10 
१६ 


अभ्बाजी-अरब 





उत्तरी हिस्सेमें रहते थे । यूनानी इतिहासकारों ने इनका 
उल्लेख “ग्रम्बप्टनोई' नामसे किया है, जो संस्कृत भाषाके 
WAS शब्दका STRAT है। ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत 
और aera ग्र्थशास्त्रमें ares गणका उल्लेख 
मिलता है। यह प्रारम्भमें एक युद्धोपपीवी गण था, 
लेकिन बादमें इस गणके लोग पुरोहित, कृषक और बैद्य भी 
होने लगे थे । 

अम्बाजी-एक मराठा सरदार, जो राजपूतानातक धावे 
मारता था। AIS वर्षो (१८०६-१८१७ ई०)में उसने 
अकेले मेबाड़से करीब दो करोड़ रुपये वसूले | 

अस्बेडकर, sto भीमराव रामजी-भारतकी परिगणित 
जातियोंके प्रमुख नेता । उनकी शिक्षा अमेरिका और 
इंग्लैण्डमें हुई थी। उन्होंने श्रपता जीवन सरकारी कार्यालय- 
में एक लिपिकके रूपमें शुरू किया, लेकिन शीघ्र ही सवर्ण 
हेन्दुओंके विरोधके कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी । 
wave व्यवहारसे we होकर उन्होंने अछूतोंको संगठित 
किया और saat राजनीतिक दल बनाया। संविधान 
निर्मात्री सभाके सदस्य होनेके साथ ही वे भारतके कानून- 
मंत्री भी बताये गये और उन्होंने भारतीय संविधानका 
प्रारूप तैयार करके उसे संविधान निर्मात्री सभासे पास 
कराया। इस संविधानके द्वारा भारतको सार्वभौमसत्ता- 
सम्पन्न गणतंत्र घोषित किया गया है । डाक्टर अम्बेडकर- 
ने भारतीय संसदमें हिन्दू कोड बिल भी पेश किया और उसे 
पास कराया । 

अम्बोयना का कत्लेआस-१६२३ ई०में डच लोगोंने किया | 
जब डचोंने देखा कि अंग्रेजोंकी ईस्ट इंडिया कम्पनी 
शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी संस्था बनती जा रही है तो उन्होंने 
अम्बोयनामें अंग्रेजोंकी छोटी-सी बस्तीपर अचानक 
हमला बोल दिया और agit सभी अंग्रेज प्रवासियोंको 
भयंकर यातनाएँ देकर मार डाला । इस कत्लेआमके बाद 
अंग्रेज जावा तथा मसाले वाले द्वीपोंमें जानेसे डरने लगे 
और उन्होंने aaa ध्यान भारतमें ही TA पैर जमानेकी 
ओर केन्द्रित किया, जहाँसे उन्होंने sa लोगोंको उखाड़ 
फेंका । 

aaa खां-अफगानिस्तानके mire शेर Ae (दे०)का 
पुत्र । दूसरे झंग्ल-अफगान युद्धके दौरान अयूब खाँने 
जुलाई १८८० ई०में भाई बंदकी लड़ाईमें एक बड़ी 
अंग्रेजी Barat हरा दिया । लेकिन बादमें कन्दहारके 
निकट उसे are राबर्टू सने पराजित कर दिया । उसने 
कुछ समयके लिए कन्दहारपर फिर कब्जा कर लिया। 
लेकिन अत्तमें नये भ्रमीर भब्दुरंहमानने उसे हरा दिया 


और HAT तथा अफगानिस्तानके बाहर खदेड़ दिया । 

aga खां-पाकिस्तानी सेनामें एक जनरल, जिसने अवतूबर 
१६५८ ई०में पाकिस्तान सरकारका तख्ता पलट कर स्वयं 
सत्ता हथिया ली और वहाँ फौजी तानाशाहीकी स्थापना 
कर दी । जून १६६२में उसने पाकिस्तानमें नया संविधान 
लागू किया और जनवरी १६६५ ई०में वह पाँच वर्षकी 
अवधिके लिए पाकिस्तानका दुबारा राष्ट्रपति चुन गया | 
उसी वर्ष उसने भारतसे युद्ध छेड़ दिया जो संयुक्त राष्ट्र- 
aah युद्ध-वराम प्रस्तावके आधारपर रुका और ताश- 
कंदमें दोनों देशोंमें सन्धि हुई। मार्च १६७० ईश्में 
पाकिस्तानमें उसके स्थानयर जनरल मोहम्मद यहिथा खाँ 
सत्तासीन हो गया। 

अयोध्या--भारतकी एक प्राचीन नगरी, जो सरयू नदीके 
किनारे, आधुनिक नगर फैजाबादके निकट स्थित है। 
अयोध्या कोसल (भ्रवध) राज्यकी राजधानी थी। 
रामायणके अनुसार ag श्रीरामचन्द्रके पिता राजा दशरथ- 
की राजधानी थी | वह देशकी सात पवित्र नगरियोंमें 
एक मानी जाती है। ऐतिहासिक युगमें गुप्त सम्राटोंकी 
ag सम्भवतः दूसरी राजधानी AH समुद्रगुप्तके समयसे 
पुरुगुप्तकके समय तक (३३०-४७२ ई०) थी। 

अरब-इस्लामका उदय होनेके बाद संगठित और शक्ति- 
शाली हो गये । वे लोग दूर-दूरतक समुद्र यात्राएँ और 
व्यापार करते थे। पश्चिमी भारतके समृद्ध बन्दरगाहों 
तथा पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रकी ओर उनकी झारम्भसे 
निगाह थी । सबसे पहले ६३७ ई०में अरबोंने बम्बईके 
निकट थातापर हमला किया, जिसको विफल कर दिया 
wat । लेकिन उसके बाद भड़ौंच, सिन्धमें देबलकी खाड़ी 
और कलातपर उनके हमले हुए। सातवीं शताब्दीके 
अन्तमें अरबोंने बलूचिस्तानके मकरान क्षेत्रको जीत लिया 
जिससे सिन्धको जीतनेके लिए रास्ता साफ हो गया । 
सिन्धके समुद्र तटपर कुछ समुद्री लुटेरोंते अरब सौदागरों- 
के जहाज लूट लिये। लुटेरोंने सिन्धके देबलमें शरण ली। 
पीड़ित अरब सौदागरोंने अरब सूबेदार श्रल-हज्जामसे 
इसकी शिकायत की, जिसने सिन्धपर कई बार हमले 
किये । उस समय सिन्धमें राजा दाहिर (दे०)का राज्य 
था। प्रारम्भमें कुछ हमलोंको विफल कर दिया गया, 
लेकिन ७११ ई०में झ्ल-हज्जाजके दामाद मुहम्मद- 
इब्त-कासिमके नेतृत्वमें हमला हुआ । मुहम्मद-इब्न- 
कासिमने ७१२ ई०में TAR युद्धमें राजा दाहिरको 
पराजित किया, जिसमें ag मारा गया । उसकी 
राजधानी श्रालोरपर अरबोंफा कब्जा हो गया। इसके 


|e 


अरविन्द घोष-अर्काट 





बाद अरबोगे मुल्तान जीत लिया और सिन्ध्में भ्ररब राज्य 
स्थापित हो गया। अ्रबोंने भारतमें अपने राज्य का 
प्रसार करनेके लिए बहुत कोशिशें कीं । उन्होंने कच्छ, 
सौराष्ट्र waar काठियावाड़ और पश्चिमी गुजरातपर 
हमले किये । लेकिन उनका प्रसार सिन्धके भागे नहीं हो 
सका | दक्षिणमें चालुक्यों और पूर्वमें प्रतिहारों और उत्तर- 
में ककोटक राजाओोंने उनके बढ़ावको रोका | इस प्रकार 
भारतमें अरब राज्य सिन्धतक ही सीमित रहा जिसे 
शहाबुद्दील मुहम्मद गोरीने ११७५ ई०में सिन्धपर कब्जा 
करके खत्म कर दिया और सिन्ध दिललीकी सल्तनतके 
अधीन हो गया । सिन्धमें अरबोंकी विजय को 'निष्फल 
विजय'की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उसके बाद भारतपर 
इन लोगोंकी सत्ता स्थापित नहीं हुई । 

अरविन्द घोष (१८७२-१६५०)-एक महान्‌ देशभक्त और 
ऋ/न्‍्तिकारी जो बादमें उच्च ज्ञानी या योगी हो गये । 
उनकी शिक्षा इंग्लैंडमें हुई। वे इंडियन सिविल स्विस- 
की परीक्षामें बैठे लेकिन घुड़सवारीकी परीक्षामें अनुत्तीर्ण 
हो जानेसे आई० सी० एस० न हो सके । बादमें वे बड़ौदा 
कलिजके उपप्रधानाचार्य नियुवत हुए | eter ही उन्होंने 
भारतीय राजनीतिमें रुचि लेना प्रारंभ कर दिया और 
“इन्द्रप्रकाश' पत्रिकामें उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए । 
७ अगस्त १८६३ ई०को प्रकाशित उनके प्रथम लेखसे प्रकट 
होता है कि वे राजनीतिके प्रति भारतीयोंके रखमें erat 
परिवर्तनके पक्षपाती थे। इन लेखोंमें उन्होंने प्रतिपादित 
किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी नरम नीतियोंके 
कारण देशको “उपयुक्त नेतृत्व प्रदान करनेमें अ्रसफल रही 
है । उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रमें देशभक्ति और वलिदान- 
की उत्कट भावना भरकर कांग्रेसको वास्तविंक जनवादी 
संस्था वनानेकी आवश्यकता है । उनके विचा रोंको पंजाबके 
लाला लाजपतराय तथा महाराष्ट्रके लोकमान्य तिलकने 
बहुत पसंद किया । Gea: BAH WaT एक गरम 
दल aa गया जो अपने राजनीतिक उद्देश्योंकी पूर्तिक 
लिए सशस्त्न मार्ग ग्रहण करनेको बुरा नहीं मानता था | 
१६०२ ई० में अरविन्दने बड़ौदासे अपना एक आदमी 
बंगालमें गुप्त क्रांतिकारी संगठन क्नानेके उद्देश्यसे भेजा । 
इसके बाद वे स्वयं बंगाल चले आये और नेशनल कालेजके 
प्रिसिपल बनकर ‘ata तथा कर्मयोगी के माध्यमसे 
अपने विचारोंका प्रचार करने लगे । इन पत्नोंका संपादन 
वे स्वयं बड़ी योग्यताके साथ करते थे। इस प्रचारका 
फल यह gal कि बंगालमें अनेक आतंकवादी घटनाएँ 
adi और अ्ललीपुर बम-कांडमें तो स्वयं अरविन्दपर अनेक 


१७ 


बंगालियोंके साथ मुकदमा चला। एक लम्बे मुकदमेके 
बाद श्री भ्ररविन्द बरी हो गये, लेकिन ब्रिटिश सरकार 
उन्हें भारतमें ब्रिटिश शासनका परम विरोधी मानकर 
पुनः नजरबंद कर देनेवा विचार कर रही थी । इस बीच 
श्री अ्रविन्दके विचारोंमें बहुत परिवर्दत हो गया था। 
उन्होंने सक्रिय राजनीतिको त्याग देनेका निश्चय किया 
ओर १६०६ ई० में पांडिचेरी चले गये जो उन दिलों 
फ्रांसेक अधिकारमें था। वहाँ उन्होंने एक आ्राश्रमकी 
स्थापना की जिसका उद्देश्य लोगोंको उच्च आध्यात्मिक 
जीवन व्यतीत करनेक्रे लिए प्रेरित करता था। उन्होंने 
अपने विचार अपती 'डिवाइल लाइफ नामक पुस्तकमें 
व्यक्त किये हैं। उनका देहान्त १६५० ई० में हुआ । 
उन्हें देशभक्तिका कवि, राष्ट्रवादका देवदूत तथा मानवताका 
प्रेमी कहा गया है। श्रद्धासे लोग उन्हें 'श्री ग्ररविन्द' 
कहते हैं | (पुराणी लिखित 'ल।इफ आफ श्री अरविन्द) 
ATSB पट्टी बंगालकी खाड़ीके पूर्वी तटपर स्थित है | 
यहाँ १७८४ fo तक एक स्वतंत्र राज्य रहा जिसे वर्मी 
लोगोंने जीत लिया। बर्माकी सीमाके विस्तारसे 
भारतकी ब्रिटिश सरकारने बंगालके लिए खतरा महसूस 
frat प्रथम नर्मा युद्ध (१८२४-२६) का एक कारण 
यह भी था । युद्धके वाद अराकानका क्षेत्र यन्दबू (दे०)की 
सन्धिके अनुसार भारतकी अंग्रेजी सरकारकों मिल TAT | 
अराविदु (कर्णाट) राजवंश-की स्थापना विजय नयर 
(दे०) के विनाशके बाद तिरुमलने की। वह रामे राजावग 
भाई था जिसके नेतृत्वमें तालीकोटके युद्ध (१५६५ 
ई०) में विजय नगरकी सेना पराजित हुई थी और विजय- 
नगर नष्ट कर दिया गया ari तिरुमलने wade राज- 
धानी पेनुकोंडामें स्थापित की भर एक सीमातक पुराने 
विजयनगरके हिन्दू राज्यका दबदबा फिरसे स्थापित कर 
दिया । उसके द्वारा entra राजवंशने १६८४ ई०तक 
दक्षिणमें राज्य किया । इस वंशके WAT राजा हुए 
जिनमें वेंकट द्वितीय उल्लेखनीय था । वह अपनी राजधानी 
चन्द्रभिरि ले गया और उसने तेलुगु कवियों और वैष्णव 
आचायोको संरक्षण प्रदान किया । बादमें ane नामका 
एक अन्य राजा हुआ, उसने १६३६-४० ई० में मद्भासका 
क्षेत्र ईस्ट इंडिया कम्पनीके मिस्टर Sar दे दिया । इस 
भूभिदातकी पुष्टि राजा रंग तृतीयने की जो अराविदु 
राजवंशका एक प्रकारसे अन्तिम राजा था। 
अर्काठ-कर्नाटकका एक नगर, जिसे कर्नाटकके नवाब 
अनवरुद्दीन (Zo) (१७४३-४६ ई०) ने अपनी राजधानी 
बनाया | दूसरे कर्नाटक युद्ध (१७५९-५४ fe) में इस 





qs ) £ 





नगरका महत्त्वपूर्ण स्थात था । यहाँ एक मज़बूत किला था 
जो भआाम्बूरकी १७४६ fo की लड़ाईमें भ्रनवरुद्दीनकी 
हार भ्रौर मोतके बाद Wear साहबके नियंत्रणमें चला गया। 
arr साहबने फ्रांसीसियोंकी मददसे तिचिनापल्‍लीका 
भेरा डाला, जहाँ अनवरुद्दीनके ga “मुहम्मदअलीने 
शरण ली थी । त्रिचिनापल्‍लीको राहत देनेके लिए राबर्ट 
क्लाइबने <ो सौ अंग्रेज ae तीन सौ देशी सिपाहियोंकी 
मददसे अ्र्काटपर अ्रचानक कब्जा कर लिया। इसके 
नाद Wet साहबने बहुत बड़ी सेनाके साथ भ्रर्काटका घेरा 
डाला श्रौर कलाइवकी सेना ५६ दिन (२३ सितम्बरसे 
१४ नवम्बर तक) किलेमें घिरी रही । भन्तमें क्लाइबने 
Weal साहबकी सेनाका घेरा तोड़कर उसे पीछे ढकेल 
दिया। अश्रर्काटके घेरेकों तोड़नेमें सफल होनेके बाद 
uae कक्‍्लाइबकी प्रतिष्ठा एक अच्छे सेनापतिके wat 
हो गयी और कर्नाटक अंग्रेजोंके कब्जेमें श्रा गया। 
अर्जुन-सिखधोंके पाँचवें गुट (१५८१-१६०६) । वे चौथे 
गुरु रामदासके ga भौर उत्तराधिकारी थे। उन्होंने 
आदि ग्रंथका संकलन किया जिसमें पहलेके चार गुरुओं 
और बहुतसे हिन्दू और मुसलमान सन्‍्तोंकी वाणियोंका 
संग्रह है। उन्होंने सिख्ोंको एक प्रकारका श्राध्यात्मिक-कर 
अर्थात्‌ धामिक-कर देनेका झादेश दिया जिससे सिख गुरुओं- 
के धर्मकोषकी स्थापना हुई। भर्जुन देवने शाहजादा 
खुसरोपर दया करके उसकी सहायता की, जिसने अपने 
पिता जहाँगीरके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसके कारण 
जहाँगीरने उन्हें राजद्रोहके श्रपराधमें मौतकी सजा दी । 
अर्धशास्त्र-देखो 'कोटिल्य' | 
अहंत्‌-उन बौद्ध और जैन श्रमणोंकी पदवी, जिन्होंने 
आध्यात्मिक दृष्टिसे बहुत उच्च स्तर प्राप्त कर लिया था। 
जो बौद्ध या जैन भिक्षु भ्पने जीवन-कालमें निर्वाण 
प्राप्त कर लेता था उसे MST कहा जाता था । 
अल-जुर्ज-भिन्नमाल अथवा भड़ोचके चारों ओरके गुर्जर 
aaa goat अरबी नाम । 
अलबुककं, अलफोसो द-पुतंगाली अ्रधिकारमें आये भारतीय 
Haat दूसरा गवर्नर (१५०६-१५१५ Go) | उसने 
पूर्वमें पुतंगाली साम्राज्यकी स्थापनाके उद्देश्यसे कई 
महत्त्वपूर्ण ठिकानोंमें पुतंगाली शासन और व्यापारी 
कोठियाँ स्थापित कीं, और कुछ स्थानोंमें gaat 
वस्तियाँ बसायीं, भारतीयों और पुर्तंगालियोंमें विवाह 
सम्बन्धोंको प्रोत्साहित किया । उसने ऐसे स्थानोंमें किले 
बनवाये जहाँ न at genet बस्तियाँ बसायी जा सकती 
थीं और जो न तो जीते जा सकते थे। जहाँ यह भी 


अर्जुन-अलप्तगीन 


संभव न था उसने स्थानीय राजाओंको पुर्तंगालके राजाकी 
प्रभुता स्वीकार करने और उसे भेंट देनेको प्रेरित किया । 
उसने बीजापुरके सुल्तानसे १५१० ई० में att छीन 
लिया, १५११ ई० में मलक्कापर और १५१४५ ई० में 
ओर्मुजपर भ्रधिकार कर लिया। अझलबुकर्क अपने उद्देश्य- 
को पूरा करनेमें गलत-सही तरीकोंका ख्याल नहीं रखता 
था। उसने कालीकटके जमोरिनकी हत्या जहर देकर करवा 
दी, जिसने पुर्तंगालियोंके श्रागमनपर उनसे मित्नताका 
व्यवहार किया था । पुर्तगालियोंके हिन्दुस्तानी भौरतोंसे 
शादी कर यहाँ बसानेकी नीति भी सफल नहीं हुई भौर 
इसके परिणाम-स्वरूप पुर्तगाली-भारतीयोंकी मिश्रित जाति 
बन गयी जिससे पूर्वमें पुतंगाली साम्राज्यकी स्थापनामें 
कोई खास मदद नहीं मिली। उसने सुसलमानोंके 
नर-संहारकी नीति भ्रपनायी जिससे पुर्तंगालियोंके साथ 
हिन्दुस्तानियोंकी हमदर्दी खत्म हो गयी और अलबुकर्कने 
fra Geet साम्राज्यकी स्थापनाका स्वप्न देखा था 
वह उसकी मृत्युके बाद बिखर गया। 

अल्प खाँ-को अ्लाउद्दीन खिलजीने १२६७ ई० में गुजरात 
जीतनेके बाद वहाँका सूबेदार बनाया । १३०७ ई० में 
झलूप खाँने सलिक काफूर aK ख्वाजा हाजीके नेतृत्वमें 
मुसलमानी सेलाके साथ देवगिरि राज्यके विरुद्ध दूसरे 
अभियानमें द्विस्सा लिया, जिसमें गुजरातकी राजकुमारी 
देवल देवी पकड़ी गयी । राजकुमारी देवल देवीने 
गुजरात विजयके बाद अपने पिता कर्णदेवके साथ देव- 
गिरिके राजा Wass देवके दरबारमें जाकर शरण ली 
थी। अल्प खाँने देवल देवीको अलाउद्दीनके दरबारमें 
भेजा, जहाँ उसकी शादी सुल्तानके बड़े बेटे खिजिर खाँ- 
के साथ कर दी गयी। 

अल्प खाँ-मालवाके सुल्तान दिलावर खाँ गोरीका बेटा और 
उत्तराधिकारी | दिलावर att १४०१ ई० में मालवामें 
अपना राज्य स्थापित किया था । गद्दीपर बैठनेके बाद 
अल्प खाँने हुरांगशाहकी उपाधि धारण की AIT १४३४५ Fo 
में अपनी मृत्युतक मालवामें राज्य किया। उसे जोखिम 
उठाने और युद्ध करनेमें आनन्द मिलता था। उसने 
दिल्‍ली, जौनपुर, गुजरातके सुल्तानों और बहमनी सुल्तान 
अहमद शाहसे युद्ध किये, लेकिन श्रधिकांश युद्धोंमें उसे 
विफलता ही मिली । 

अलप्तगीन-मध्य एशियाके सामानी शासकोंका भूतपूर्व 
गुलाम, जो ६६२ Go में गजनीका शासक बन बैठा। 
उसने काबुलके राज्यका कुछ भाग जीतकर भारतकी 
उत्तर पश्चिमी सीमापर मुसलमानी राज्य कायम किया | 
उसकी मौत ६६२ ई० में हुई। 


1०1 
i 


अल्प्तगौन-अलाउद्दीन द्वितीय 


१६ 





अलपृतगीन-सुल्तान बलबन (१२६६-८६ ई०) का एक. अलाउद्दीन प्रथम-दक्षिणके बहमनी वंशका पहला सुल्तान । 


सेनापति | उसको श्रमीर खाँका खिताब दिया गया at 
सुल्तान बलबनने उसे बंगालमें तोगरल alt विद्रोहका 
दमन करनेके लिए भेजा था। अलप्तगीनकों तोगरलबाँ- 
ने पराजित कर दिया और उसके बहुत-से सैनिकों और 
सामानको अपने कब्जेमें कर लिया। अपने सेनापतिकी 
पराजयसे बलबनको इतना क्रोध आया कि उसने श्रलपूत- 
गीतको feet फाटकपर फांसीपर लटकवा दिया। 
अलप्तगीन योग्य सेनापति और अमीरोंमें लोकप्रिय था । 
उसको फांसी दिये जानेसे अ्मीरोंमें काफी रोष पैदा 
हो गया था। 

अलबेरूनी-( €७३-१०४८ fo) रबीवाका रहनेवाला । 
सुल्तान महमूदके समय (६६७-१०३० ई०) में उसे 
कैदी भ्रथवा बन्धकके रूपमें गजनी लाया गया था। वह 
सुल्तान महमूदकी सेनाके साथ भारत झाया और कई 
वर्षोतक पंजाबमें रहा। उसका असली नाम अबु-रैहान 
मुहम्मद था, लेकिन वह 'अलबेरूनी के नामसे ही प्रसिद्ध 
है जिसका अर्थ 'उस्ताद' होता है । ag बड़ा विद्वान था । 
भारतमें रह कर उसने संस्कृत पढ़ी और हिन्दू दर्शन और 
: इसरे शास्त्रोंका अध्ययत किया । इसी भ्रध्ययनके आधार- 

“ पर उसने 'तहकीक-ए-हिन्द! ( भारतकी खोज ) नामक 
पुस्तक रची इसमें हिन्दुओं के इतिहासं, चरित्न, श्राचार- 
व्यवहार, परम्पराओों और वैज्ञानिक ज्ञानका विशद वर्णन 
किया गया है। इसमें मुसलमानोंके ae पहलेके 
भारतीय इतिहास और संस्क्ृतिका प्रामाणिक भौर अमूल्य 
विवरण मिलता है। उसकी श्रनेक पुस्तकें arr हैं, 
लेकिन जो मिलता है उसमें सचाऊ द्वारा अंग्रेजी भाषामें 
अनूदित ‘fe क्रानोलाजी are एंसेण्ट Awa’ (पुरानी 
कौमोंका इतिहास) उसकी विद्वत्ताको सिद्ध करनेके लिए 
पर्याप्त है। 

अलमसूदी-एक Ae यात्री, जिसने ६१५६० में प्रतिहार राजा 
महिपाल प्रथमके राज्यकालमें उसके राज्यकी यात्रा की । 
अलमसूदीने उसके घोड़ों और ऊँटोंका विवरण दिया है। 

अलह॒ज्जाज-खलीफा वालिदके समय ईराकका मुसलमान 
सूबेदार । उस समय सिन्धमें राजा दाहिरका शासन था । 
frat कुछ लुटेरोंकी लूटमारसे क्रुद्ध होकर श्रलहज्जाजने 
उन्हें दंडित करनेके लिए कई बार चढ़ाई की fra, 
राजा दाहिरने उसकी फौजोंको पराजित कर दिया। 
बादमें भ्रलहज्जाजने अपने भतीजे और दामाद मुहम्मद 
इब्नकासिदके साथ बड़ी फौज भेजी, जिसने राउरकी लड़ाई 
(७१२ ई०) में राजा दाहिरको पराजित कर उसको कत्ल 
कर दिया और सिन्धमें मुसलमानी राज्यकी स्थापना की । 


उसका पूरा खिताब था-सुल्तान श्रलाउद्दीन हसन शाह 
अल-वली-अलबहमती । इसके पहले नह हसनके नामसे 
विद्यात ati वह दिल्लीके सुल्तान मुहम्मद बिन 
Vase दरबारमें एक अफगान अथवा तुर्क 
सरदार था। उसे जफर खाँका खिताब मिला था। 
सुल्तान मुहम्मद-बिन तुग़लककी सनकोंसे तंग श्राकर 
दक्षिणके मुसलमान अमीरोंने विद्रोह करके दौलताबादके 
किलेपर अधिकार कर लिया और हसन oh जफरखाँ- 
को अपना सुल्तान बनाया। उसने सुल्तान भ्रलाउद्दीन 
बहमन शाहकी उपाधि घारण की और १३४७ ई० 
में कुलवर्ग (गुलबर्ग) को श्रपती राजधाती बना कर 
नये राजवंशकी नींव डाली। इतिहासकार फरिश्ताने 
हसनके सम्बन्धमें लिखा है कि दह दिल्लीके ब्राह्मण 
ज्योतिषी गंगूके यहाँ नौकर था, जिसे मुहम्मद बिन 
तुगलक बहुत मानता था। अपने ब्राह्मण मालिकका 
क्ृपापात्न होनेके कारण वह तुगलककी नजरमें चढ़ा 1 
इसीलिए श्रपने संरक्षक गंगू ब्राह्मणके प्रति आदर भावसे 
उसने बहमनी उपाधि धारण की। फरिश्ताकी ag 
कहानी सही नहीं है, क्योंकि इसका समर्थत सिक्‍कों 
अथवा wa लेखोंसे नहीं होता है। उसके पहलेकी 
मुसलमानी तवारीख बुरहान-ए-मासिर' के अनुसार 
हसन बहमन वंशका था इसीलिए, उसका वंश बहमनी 
कहलाया | वास्तवमें हसन अ्रपनेको फारसके प्रसिद्ध 
वीर योद्धा .बहमनका बंशज मानता था। हसव भी एक 
सफल योद्धा था। उसने अपनी मृत्यु (फरवरी १३५८ 
ई०) से पूर्व अपना राज्य उत्तरमें बैन-गंगासे लेकर 
दक्षिणमें कृष्ण नदीतक फैला लिया था। उसने अपने 
राज्यको चार सूबों--कुलबर्ग, दौलताबाद, बराड़ भौर 
बिदरमें बांट दिया था और शासनका उत्तम प्रबन्ध 
किया था। बुरहान-ए-मासिर' के अनुसार ag इंसाफ- 
पसंद सुल्तान था जिसने इस्लामके प्रचारके लिए बहुत 
कार्य किया। 
अलाउद्दीन द्वितीय-दक्षिणके बहमनी वंशका दसवाँ सुल्तान | 
उसने १४३५ से १४५७ Fo तक राज्य किया ate WaT 
पड़ोसी विजयनगर राज्यके राजा देवराय द्वितीयसे युद्ध 
ठानकर उसे सन्धि करनेको बाध्य किया । अलाउद्दीन 
द्वितीय इस्लामका उत्साही प्रचारक था और अपने 
सहधर्मी मुसलमानोंके प्रति क्रपालु था। उसने बहुतसे 
मदरसे, मस्जिदें और वक्‍फ कायम किये। उसने अपनी 
राजधानी बीदरमें एक अच्छा शफाखाना बनवाया । 


» 0 


उसके शासतकालमें दविखिनी मुसलमानों, जिन्हें हब्शियोंका 
समर्थन प्राप्त था, और जो ज्यादातर सुन्नी थे, और 
विलायती मुसलमानोंमें, जो शिया थे, भयंकर प्रतिद्न्द्रिता 
पैदा हो गयी, जिसके कारण सुल्तानके समर्थनसे बहुतसे 
विलायती मुसलमानों---सैयदों ate मुगलोंको पूनाके निकट 
चकनके किलेमें मौतके घाट उतार दिया गया। 
अलाउद्दीन खिलजी-दिल्लीका सुल्तान (१२६६ से १३१६ 
fo तक) । वह खिलजी वंशके संस्थापक जलालुद्दीन 
ब्िलजीका भतीजा और दामाद था। सुल्तान बननेके 
पहले उसे इलाहाबादके निकट कड़ाकी जागीर दी गयी 
थी। तभी उसने बिना सुल्तानको बताये १२६५ ई० में 
दक्षिणपर पहला मुसलमानी हमला किया । उसने देव- 
गिरिके यादववंशी राजा रामचन्द्रदेवपर चढ़ाई बोल 
दी । रामचन्द्रदेदने दक्षिणके oe हिन्दू राजाओंसे 
सहायता मांगी जो उसे नहीं मिली । अच्तमें उसने 
सोना, चाँदी और जवाहरात देकर अलाउद्दीलके सामने 
आत्मसमर्पण कर दिया | बहुत-सा धन लेकर वह १२६६ 
ई० में दिल्‍ली लौटा जहाँ उसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी- 
की हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन बैठा । उसने 
सुल्तान जलालुद्दीनके बेटोंको भी मौतके are उतार 
दिया और उसके समर्थक अमीरोंको घूस देकर चुप कर 
दिया | इसके बावजूद अलाउद्दीनको बहुत कठिनाइयोंका 
सामला करना पड़ा। मंगोलोंने उसके राज्यपर बार- 
बार हमले किये और १२६६ fo में तो वे दिल्लीके 
नज़दीकतक पहुँच गये। अलाउद्दीनने उनको हर बार 
खदेड़ दिया और १३०८ fo में उनको ऐसा हराया कि 
उसके बाद उन्होंने हमला करना बन्द कर दिया | 
जलालुद्दीन खिलजीके समयमें जिन मुगलोंने हमला 
किया था wee जो मुसलमान बन गये थे उनको 
fet ores इलाकोंमें बस जाने दिया गया । उनको 
नौमुस्लिम कहा जाता था, farg उन्होंने सुल्तानके 
खिलाफ saa रचा जिसकी जानकारी मिलनेपर सुल्तानने 
एक दिलमें उनका कत्लेआम करा दिया। इसके बाद 
सुल्तानके कुछ रिश्तेदारोंने विद्रोह करनेकी कोशिश की । 
saat भी निर्दयतासे दमन करके मौतके घाट उतार 
दिया गया। 
यह माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजीके गद्दीपर 
बैठनेके बाद दिल्‍लीकी सल्तनतका श्रसार आरम्भ हुआ | 
उसके TAT बैठनेके साल भर वाद उसके भाई उलूगखाँ 
और वजीर नसरतखाँके नेतृत्वमें उसकी ary गुजरातके 
हिन्दू राजा कर्णदेवपर हमला किया । कर्णदेवने श्रपनी 


अलाउद्दीन खिलजी 


लड़की देवलदेवीके साथ भागकर देवगिरिके यादव 
राजा waaay दरबारमें शरण ली। मुसलमानी 
सेना गुजरातसे बेशुमार दौलत लूटकर लाथीं। aay 
दो कँदियोंकों भी लायी । उनमेंसे एक रानी कमलादेवी 
थी, जिससे अलाउद्दीनते विवाह करके उसे अपनी 
मलका बनाया और दूसरा काफूर AAW गुलाम था जो 
शीघ्र सुल्तानकी निगाहमें चढ़ गया। उसको मलिक 
नायबका पद दिया गया । इसके बाद अलाउद्दीनने 
अनेक राज्योंको जीता । रणथम्भौर १३०३ ई० में, 
मालवा १३०४५ ई० में और उसके बाद क्रमिक रीतिसे 
उज्जैन, धार, are और चन्देरीकों जीत लिया गया। 
मलिक काफूर और ख्वाजा हाजीके नेतृत्वमें मुसलमानी 
सेनाने पुनः दक्षिणती ओर अभियात्र किया । १३०७ 
fo में देवगिरिकों दुबारा जीता गया और १३१० ई० में 
ओरंगलके काकतीय राज्यको ध्वस्त कर दिया गया ।* 
इसके बाद द्वार समुद्रके होमशल राज्यकों भी नष्ट कर 
दिया गया और मुसलमानी राज्य कन्याकुमारीतक दोनों 
aie समुद्र तटोंपर पहुँच गया । मुसलमानी सेना 
१३११ fo में बहुत-सी लूटकी दौलतके साथ दिल्ली 
लौटी । उस समय उसके पास ६१२ हाथी, २०,००० घोड़े 
और ६६,००० मन सोना और जवाहरातकी अनेक 
पेटियाँ थीं। इसके पहले दिललीका कोई सुल्तान इतना 
अमीर aie शक्तिशाली नहीं हुआ । इन विजयोंके बाद 
अलाउद्दीत हिमालयसे कन्प्राकुमारीतक पूरे हिन्दुस्तानका 
शासक वन गया । 

अलाउद्दीन केवल सैनिक ही नहीं था। वह सम्भवतः 
पढ़ा-लिखा a था लेकिन उसकी बुद्धि Gat थी। ae 
जानता था. कि उसका लक्ष्य क्या है और उसे कैसे पा 
सकता है। मुसलमान इतिहासकार बरनीके अनुसार 
सुल्तानने अनुभव किया कि उसके शासनके आस्भमें 
कई विद्रोह हुए जिनसे उसके राज्यकी शान्ति भंग हो 
गयी । उसने इन विद्रोहोंके चार कारण ढूंढ़ निकाले : 
(१) सुल्तानका राजकाजमें दिलचस्पी न लेना, 
(२) शराबखोरी, (३) अमीरोंके आपसी गठबंधन 
जिसके कारण वे षड्‌यंत्र करने लगते थे और (४) बेशुमार 
धन दौलत जिसके कारण लोगोंमें घमंड और राजद्रोह 
पैदा होता था। उसने गुप्तचर संगठन TATA और 
सुल्तानकी इजाजत बगैर अभी रोंमें परस्पर शादी-विवाहकी 
मुमानियत कर दी। शराब पीता, बेचना और बताना 
are कर दिया गया | अन्तमें उसने सभी निजी सम्पत्तिको 
अपने अधिकारमें कर लिया। दान और ae, सभी 


pee 
अलाउद्दीन मश्द-अली आदिलशाह प्रथम 





संपत्तिपर राज्यका अधिकार हो गप्रा । लोगोंपर भारी 
कर लगाये गये और करोंको इतनी सख्तीसे वसूल 
किया जाने लगा कि कर वसूलनेवाले अधिकारियोंसे 
लोग घृणा करने लगे और उनके साथ कोई अपनी 
बेटी ब्याहना पसंद नहीं करता था। लेकिन झलाउद्दीनका 
लक्ष्य पूरा हो गया । veda wie विद्रोह दबा दिये गये । 
अलाउद्दीनने तलवारके बरापर अपना राज्य चलाया | 
उसने मुसलमानों अथवा मुल्लाओ्रोंको प्रशासनमें हस्तक्षेप 
करनेसे रोक दिया ie उसे अपने इच्छानुसार चलाया | 
उसके Tae एक भारी बड़ी tar थी जिसकी तनख्वाह 
सरकारी खजानेसे दी जाती थी । उसकी सेनाके पैदल 
सिपाहीकों २३४ रुपये वाधिक तनख्वाह मिलती थी। 
अपने दो घोड़े रखनेपर उसे ७८ रुपये वाधिक और दिये 
जाते थे। सिपाही अपनी छोटी तनख्वाहपर गुजर बसर 
कर सकें, इश्नलिए उसने wane जैसी आवश्यक वस्तुओंसे 
लेकर ऐशके साधनों--गुलामों और रखैल औरतोंके fed 
भी निश्चित कर दिये । सरकारकी ओरसे निश्चित मूल्यों- 
पर सामान ब्रिकवानेका इस्तजाम किया जाता था और 
किसीकी हिम्मत सरकारी हुक्मको तोड़नेकी नहीं पड़ती थी। 
अल।|उद्दींनने कवियोंको आश्रय दिया। अमीर खुसरू 
और हसनको उसका संरक्षण प्राप्त था। वह इमारतें 
बनवानेका भी शौकीन था । उसने अनेक किले और मस्जिदें 
बनवायीं | 
उसका बुढ़ापा दुःखमें बीता । १३१२ fo के बाद 
उसे कोई सफलता नहीं मिली । उसकी तन्दुरुस्ती खराब 
हो गयी श्रौर उसे जलोदर हो गया । उसकी बुद्धि और 
निर्णय लेनेकी क्षमता नष्ट हो गयी । उसे aah बीवियों 
और लड़कोंपर भरोसा नहीं रह गया था । मलिक काफ्र, 
जिसे उसने गुलामसे सेनापति बनाया, सुल्तानके नाम- 
पर शासन चलाता था । २ जनवरी १३१६ ई० को अला- 
उद्दीनकी मृत्युके साथ उसका शासन समाप्त हो गया । 
अलाउद्दीन मसुद-गुलाम दंशका सातवाँ सुल्तान (१२४२- 
ve ई०)। वह सुल्तान रुकनुद्दीनका बेटा था, जो 
सुल्तान इल्तुतमिश (१२११-१२३६ fo) का दूसरा 
बेटा और उत्तराधिकारी था। वह सुल्ताना रज़िया 
(१२३६-१२४० fo) के TAR हटाये MAR बाद 
सुल्तान बता। अलाउद्दीन मसूद अयोग्य शासक था 
जिसे १२४६ ई० में अ्रमीरोंने तख्तसे उतार दिया और 
नासिरुद्दीनको सुल्तान बनाया । 
।अलाउद्दीन छुसेनशाह-१४६३ fo से १५१८ fo तक 
बंगालका सुल्तान। उसने बंगालमें हुसेतशाही वंशकी 


२१ 


fla डाली । वह श्ररबके सैयद वंशका था। aaah 
वह सफल और लोकप्रिय शासक सिद्ध हुआ । उसने अपने 
राज्यमें areata शांति स्थापित की, राजमहलके रक्षक 
सैनिकोंकी शक्ति घटायी, gett सैनिकोंकों निकाल 
बाहर किया और अपने राज्यकी सीमाएँ उड़ीसातक 
बढ़ायीं। उसने बिहारकों जौनपुरके शासकोंसे छीन 
लिया और कूचबिहारके कामतापुरपर भी कब्जा कर 
लिया । उसने अपने राज्यमें, विशेष रूपसे गौड़में बहुत- 
सी मस्जिदें aie खैरातखाने बनवाये। उसने धार्मिक 
सहिष्णुताका परिचय दिया और अपने राज्यमें बहुतसे 
हिन्दुओंको जैसे पुरन्दर खाँ, रूप और सनातनको उच्च 
पदोंपर नियुक्त क्रिया। उसके २४ वर्षके शासनमें कहीं 
विप्लव अथवा विद्रोह नहीं हुआ । उसकी मृत्यु गौड़में 
हुई । उसकी प्रजा शौर उसके पड़ोसी राजा उसका सम्मान 
करते थे । उसकी मृत्युके बाद उसका बेटा नसरतशाह 
गद्दीपर बैठा । 
अलार, जनरल-एक फ्रांसीसी, जो नेपोलियनके नेतृत्वमें 
लड़ चुका था । बादमें उसे महाराज रणजीतर्सिह 
(१७६८-१८३६ fo) ने अपनी सिख सेन।को संगठित 
तथा प्रशिक्षित करनेके लिए रख लिया । 
wet आदिलशाह प्रथम-बीजापुरके ग्रादिलशाही वंशका 
पाँचवां सुल्तान (१५५७-१५८० Fo) 1 उसने शिया 
naga स्वीकार कर लिया था और सुश्नियोंके प्रति 
असहिष्णु हो Tai था। १५५८ ई० में उसने विजय नगरके 
हिन्दू-राज्यसे समझौता करके अहमद नगरपर चढ़ाई 
की । इन दोनों राज्योंकी सम्मिलित सेनाने अहमद 
नगरकों तबाह कर दिया। अहमदनगरके मुसलमानों- 
पर हिन्दुओंने जो ज्यादतियाँ कीं उनके कारण शीघ्र ही 
सुल्तान अली आदिलशाह प्रथम और विजयनगरके राम 
राजाके सम्बन्ध बिगड़ गये । अंतमें बीजापुर, अहमद- 
नगर, बीदर और गोलकुंडाके चारों मुसलमान सुल्तानोंने 
मिलकर विजयनगरकों तालीकोटके युद्ध (१५६५०) 
में हरा दिया । विजेता अली आदिल शाह विजय नगर- 
को लूटने और सदाके लिए नष्ट करनेमें शामिल हो गया । 
इसके बाद सुल्तान wat आदिलशाह प्रथमने १५७० ई० में 
अहमदनगरसे समझौता करके भारतके पश्चिमी समुद्र- 
तटसे पुर्तंगालियोंको निकाल बाहर करनेके प्रयासमें एक 
बड़ी सेना लेकर गोआको घेर लिया, लेकित पुतंगालियोंने 
हमला विफल कर दिय। । अली आदिलशाहकी शादी 
अहमदनगरकी शाहजादी प्रसिद्ध चाँदबीबीसे हुई थी जिसने 
अकवरके आक्रमणके समय अ्हमदनगरकी रक्षा करनेमें 








ew 
- 
RR 


बड़ी वीरता दिखायी ! वह अपने पतिकी मृत्युके वाद 
अहमदनगरमें आकर रहने लगी aT 

अली आदिलशाह हट्वितीय-बीजापुरके आ्रादिलशाही वंशका 
आठवाँ सुल्तान (१६५६-७३ Go) | जब A तख्तपर 
बैठा उसकी उम्र केवल १८ वर्षकी थी । उसकी छोटी 
उम्र देखकर मुगल बादशाह शाहजहाँने दक्षिणके सूबेदार 
अपने पुत्र औरंगजेबको उसपर आक्रमण करनेका आदेश 
दिया । मुगलोंने बीजापुरपर हल्ला बोल दिया और 
युवा सुल्तानकी फौजोंको कई जगह पराजित कर उसे 
१६५७ ई० में राज्यके बीदर, कल्याणी wre Tear झादि 
क्षेत्रोंको सौंप सुलह कर लेनेके लिए मजबूर किया | 

सुगलोंसे afer करनेके बाद सुल्तान झली आदिलशाह 

द्वितीयने मराठा नेता शिवाजीका दमन करनेका निश्चय 
किया, जिसने उसके कई किलोंपर अधिकार कर लिया 
था। १६५६ fo में उसने अफजलखाँके नेतृत्वमें एक 
बड़ी फौज शिवाजीके खिलाफ भेजी । शिवाजीने भ्रफजल- 
खाँको मार डाला और बीजापुरकी सेनाको पराजित कर 
दिस्ला । इस प्रकार अली आदिलशाह द्वितीयको शिवाजीका 
दमन करने waar उसकी बढ़ती हुई शक्तिको रोकनेमें 
सफलता नहीं मिली और वह मुगल और मराठा शक्तियोंके 
बीचमें चक्‍कीके दो पाटोंकी भाँति दब गया। वह किसी प्रकार 
१६७३ ई० में भ्रपनी मृत्युतक अपनी गद्दी बचाये रहा | 

अलीगढ़-उत्तर प्रदेशका एक शहर जिसका आधुनिक 
भारतीय इतिहासमें महत्त्वपूर्ण योग है। अलीगढ़में एक 
मजबूत किला था जिसे दूसरे आंग्ल-मराठा युद्धमें 
अंग्रेजोंने १८०३ Fo में मराठोंस छीन लिया और इससे 
दिल्‍लीको जीतलनेमें उन्हें बड़ी मदद मिली | सन्‌ १६५७ 
के सिपाही-विद्रोहका यह मुख्य केन्द्र रहा । नगरमें मुसल- 
मानोंकी आबादी अधिक है। १८४७ Fo से यह are 
भारतीय मुसलमातोंका ciety केन्द्र बन गया है जब 
सर सैयद अहमद खाँके प्रयाससे यहाँ एंग्लो-ओरिएंटल 
कालेजकी स्थापना की गयी। शीघ्र ही यह कालेज 
भारतीय मुसलमानोंकों अंग्रेजी शिक्षा देनेवाला प्रमुख 
केन्द्र बन गया। १६२० fo में अलीगढ़ कालेजको 
विश्वविद्यालय बना दिया गया। श्रलीगढ़ श्रान्दोलन, 
जिसका उद्देश्य इस्लामकी उन्नति करना, भारतीय मुसल- 
मानोंको पश्चिमी शिक्षा देना, सामाजिक कुरीतियाँ 
दूर करना और उन्हें १८८५ ई० से झरारम्भ होनेवाली 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके प्रभावसे दूर रखना था, उसका 
केन्द्रबिन्दु अलीगढ़ ही था। भ्रलीगढ़ कालेजके संस्थापकों 
और वहाँसे निकले छात्रोंके राष्ट्रीयता-विरोधी रवैयेसे 


अली आदिलशाह्‌ द्वितीय-अली बरीद 


अलीगढ़ प्रतिक्रियावादियोंका गढ़ समझा जाने लगा। 
१६०६ ई० में अलीगढ़के कुछ स्तातकोंने मुसलभानोंकी 
आकांक्षाओंको व्यक्त करनेके लिए मुस्लिम लीगकी स्थापना 
की। कुछ वर्षोतक मुस्लिम लीगने भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेससे स/थ मिलकर भारतके लिए शासन-सुधारकी 
माँग की, लेकित wea, वह घोर साम्प्रदायिक संस्था बन 
गयी और उसने पाकिस्तानकी माँग की | १६४७ में उसी 
माँगके आधार पर भारतका विभाजन हो गया | 

अली गौहर, शाहजादां-देखो भ्रालम शाह द्वितीय । 

अली नकी-गुजरातका दीवान, जबकि बादशाह शाहजहाँका 
चौथा बेटा शाहजादा मुराद वहाँका सूबेदार था। eT 
नकीकी ह॒त्याके झूठे श्रभियोगमें मुरादको १६६१ ई० में 
मौतकी सजा दी गयी । 

अलीनगरकी सन्धि-६ फरवरी १७५७ fo को बंगालके 
नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कम्पनीके बीच हुई, 
जिसमें पअंग्रेजोंका प्रतिनिधित्व क्ल|इब और वाटसतने 
किया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्तेपर दुबारा अधिकार कर 
लेनेके बाद यह afer की गयी । इस सन्धिके द्वारा नवाब 
और ईस्ट इंडिया कम्पनीमें निम्नलिखित शर्तोंपर फिरसे 
सुलह हो गयी :--ईस्ट इंडिया कम्पनीको मुगल बादशाह- 
के फरमानके ग्राधारपर व्यापारकी समस्त सुविधाएँ फिरसे 
दे दी गयीं; कलकत्तेके किलेकी मरम्मतकी इजाजत भी 
दे दी गयी; कलकत्तेमें सिक्के ढालनेका ग्रधिकार भी उन्हें 
दे दिया गया तथा नवाब द्वारा कलकत्तेपर भ्रधिकार करनेसे 
अंग्रेजोंको जो क्षति हुई थीं उसका हरजाना देना स्वीकार 
किया गया और दीौनों पक्षोंने शान्ति बनाये रखनेका वादा 
किया | इस सन्धिपर हस्ताक्षर करनेके एक महीने बाद 
अंग्रेजोंने उसका उल्लंघन कर, कलकत्तासे कुछ मील दूर 
गंगाके किनारेकी फ्रांसीसी बस्ती चन्द्रगगरपर ग्राक्रमण 
करके उसपर भ्रधिकार कर Far उसके दूसरे महीने TAT 
अंग्रेजोंने मीरजाफर और नवाबके अन्य विरोधी भ्रफसरोसे 
मिलकर सिराजुद्दौलाके विरुद्ध षड्यंत्र रचा । इस षड्यंत्रके 
परिणामस्वरूप २३ जून १७५७ Fo को पलासीकी लड़ाई 
हुई जिसमें सिराजुद्दौला हारा भ्रौर मारा गया। 

अलो बरीवद-बहमनी राज्यकी एक शाखा बिदरके बरीद- 
शाही वंशका तीसरा सुल्तान। वह कासिम बरीदका 
aia था, जिसने १४६२ fo में बरीदशाही राजवंशकी 
स्थापना की । उसका पिता सुल्तान wT बरीद अपने 
राजवंशका दूसरा सुल्तान था । अली बरीद १५३६ई० में 
गद्दीपर बैठा । बरीदशाही वंशका वह पहला शासक था 
जिसने अपनेको सुल्तान घोषित किया । 


y 2 


अली मर्दान खिजली-अल्सीदा, डॉन फ्रांसिसको द 


२३ 





anit watt खिलजी-को सुल्तान कुतुबुद्दीन (दे०) ने १२०६ 
ई० में बंगालका सूबेदार बताकर भेजा । १२१० ई० में 
कुतुबुद्दीवकी मृत्युके बाद उसने अपनेको बंगालका स्वतंत्र 
शासक घोषित कर दिया और अलाउद्दीनका खिताब 
रखा | सुल्तान इल्तुतमिश (दे०) ने १२३० ई० में 
उसको पराजित कर दिया। 

अली मुहम्मद रहेला-ने अ्रवधके पश्चिमोत्तर भाग, हिमालय- 
के तराई क्षेत्रमें स्थित रहेलखंडमें रुहेलोंकी सता स्थापित 
की । १७७४ ई० में रुहेलायुद्ध समाप्त होनेपर और 
उनके नेता हाफिज रहमत wi सरनेपर ईस्ट - इंडिया 
कम्पनीने उसके लड़के फैजुल्ला खाँको रुहेल खंडके एक 
हिस्सेका, जिसमें रामपुर भी शामिल था, शासक बना fear | 
इस प्रकार रामपुरके नवाबोंके परिवारकी शुरुआत हुई । 

अली वर्दी खां-का मूल नाम मिर्जा मुहम्मद at उसको 
वंगालके नवाब शुजाउद्दीन (१७२५-३६ ई०) ने fae 
उठाकर आदमी बना दिया ओर वह अलीवर्दी या अलह- 
वर्दी ath नामसे मशहूर हुआ । नवाब शुजाउद्दौलाकी 
मृत्युके समय अलीवर्दी खाँ बिहारमें नायब नाज़िम (वित्त 
विभागका मुख्य भ्रधिकारी) था, जो उस समय बंगालका 
हिस्सा था। शुजाउद्दीनके बाद उसका बेटा सरफराज 
खाँ बंगालका नवाब बना । इससे कुछ ही पहले नादिरशाह्‌ 
(दे०) की चढ़ाई हुई थी और उसने दिल्‍्लीको लूटा था 
जिसके कारण पूरा मुगल प्रशासन हिल गया था। इस 
गड़बड़ीसे लाभ उठाकर अली वर्दी खाँने घूस देकर 
feet एक फरमान प्राप्त कर लिया जिसके द्वारा 
सरफराज खाँकों हटाकर उसकी जगह अलीवर्दी खाँको 
बंगालका नवाब बनाया गया था। अपने भाई हाजी 
अहमद और जगत सेठकी सहायतासे अलीवर्दी खाँने 
नवाब सरफराज ait विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 
१७४० ई० में राजमहलके निकट गिरियाकी लड़ाईमें 
उसे हराकर मार डाला और बंगालके नवाबकी मसनद 
( गद्दी ) पर काबिज हो गया। बादशाहको नजरानेमें 
कीमती चीजें भेजकर उसने दिल्‍ली दरवारसे नवाब 
बंगालके रूपमें फिरसे सनद प्राप्त कर ली। इसके बाद 
उसने बंगालपर १६ वर्ष (१७४०-५६ ई०) तक 
लगभग एक स्वतंत्न शासकके रूपमें राज्य किया श्रौर 
कभी दिल्लीको माणगुजारी नहीं भेजी । यद्यपि उसने 
नवाबी बेईमानीसे प्राप्त की थी तथापि उसमें कुछ अच्छे 
गुण भी थे। अपने प्रारम्भिक जीवनमें वह योग्य 
प्रशासक और वीर योद्धा था। बंगालमें जो यूरोपीय 
कम्पनियाँ व्यापार करती थ्रीं उनके साथ उसका व्यवहार 


पक्षपातहीन था । उसने उनको भाषपसमें लड़कर राज्यकी 
शान्ति भंग करनेकी इजाजत नहीं दी। लेकिन मराठे 
उसे बराबर परेशान करते रहे । वे प्राय: प्रतिवर्ष बंगाल- 
पर आक्रमण करते थे। वह मराठा प्राक्रमण रोकनेमें 
असमर्थ रहा, हालांकि उसने मराठा सरदार भास्कर 
पंडितकी दगाबाजीसे हत्या कर दी। अंतमें अलीवर्दी 
ait मराठोंसे १७५१ ई० में सुलह करके उन्हें उड़ीसाके 
राजस्वका एक हिस्सा और १२ लाख रुपया सालाना 
चौथ देना मंजूर कर लिया। उसके बाद उसने ६ वर्ष 
शान्तिसे राज्य किया और १७५६ ई० में ८० वर्षकी 
आयुमें उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्युके बाद उसका 
नाती सिराजुद्दोला नवाब बना | 

अलीवालकी लड़ाई-२८ जनवरी १८४८ fo को प्रथम 
आंग्ल-सिख युद्धमें हुई। इस लड़ाईमें सिखोंकी हार 
हुई भर उन्हें aT तोपोंको छोड़लर सतलज नदीके 
उस पार भाग जाना पड़ा I 

अली शाह-कश्मी रका सातवाँ सुल्तात (१४१६-२० Fo) | 
उसके बाद उसका भाई सुल्तान जैनुल आ्राब्दीन (१४२०- 
wo fo) गद्दीपर बैठा जो कश्मीरका WHAT माना 
जाता है। 

अलीबंधु-देखो मुहम्मद अली तथा शौकत अली । 

अलेक्जेंडिया-नामकी दो बस्तियाँ सिकंदरने भारतपर 
अपने हमलेके दौरान स्थापित कीं, जिनमें एक भ्रफगानिस्तान- 
में काबुलके तिकट थी और दूसरी सिन्धमें चनाब wie 
सिन्धुके संगमके निकट। बादमें दोनों बस्तियाँ समाप्त 
हो गयीं। 

अलेक्जेंडर, ए० Ao (बादमें वाइकाउंट )-अप्रैल १६४६ Fo 
में ars पैथिक लारेंसके नेतृत्वमें भारत श्रानेवाले ब्रिटिश 
मंत्रिमंडलके प्रतिनिधि दलका सदस्य | 

अलेक्जेंडर (एपिरसका)-(२७२-२५५ Go Fo) सम्भवतः 
अशोकके शिलालेख-संख्या १३ में अलिक सुन्दर नामसे 
इसीका उल्लेख किया गया है। यह भी सम्भव है कि 
शिलालेखमें वरणित afer सुन्दर कोरिथका अलेक्जेंडर 
(२५२-२४४ Fo Go) हो । जो भी हो, इससे भ्रशोक 
के समयको निश्चित करनेमें मदद मिलती है । 

अलेक्जेंडर महान-देखो, सिकंदर महान्‌ | 

अलोर-सिन्धके भ्रन्तिम हिन्दू राजा दाहिरके समय सिन्धकी 
राजधानी । अरवोंने मुहम्मद बिन कासिमके नेतृत्वमें 
उसे ७१२ ई० में जीतकर श्रपने कब्जेमें कर लिया | इसके 
बाद सिन्धपर मुसलमानोंका श्रधिकार हो गया | 

अल्मीदा, डॉन फ्रांसिसको द-पूर्वमें grt उपनिवेशोंका 
पहला वायसराय (१५०५-०६ ई०) । उसका विश्वास 


Bee 4 


अल्लामी सादुल्‍ला खां-अवध 





था कि पूर्वमें पुतंगालियोंकी सफलता उनकी नौसेनाकी 
शक्तिपर निर्भर है site gat पुरतंगाली साम्राज्यकी 
स्थापताको AB कल्पना मात्र मानता AT | 
अल्लामी सादुल्‍ला खां-बादशाह शाहजहाँका खास वजीर। 
वह कुशल प्रशासक और योग्य सेनापति था जिसने अनेक 
अवसरोंपर मुगल सेनाका नेतृत्व किथा था । वह अपने 
पदपर काम करते हुए १६५६ ई० में मरा । 
अवध-प्राचीन कोसल (Fo) राज्यका श्राधुनिक नाम । 
यह इलाहाबादके उत्तर-पश्चिममें है। इस राज्यसे 
होकर सरयू नदी बहती है जो गंगामें मिल जाती है। 
रामायणके अनुस।र रामचंद्रजीके पिता राजा दशरथ 
कोसलके राजा थे और अयोध्या उनकी राजधानी थी। 
ऐतिहासिक कालमें कोसल उत्तरी भारतके सोलह 
महाजनपदों (राज्यों) में से था और उसकी राजधानी 
श्रावस्ती थी । छठी शताब्दी Go पू० में उसका राजा 
प्रसेतजित मगधराजा बिम्बस।र तथा अजातशत्रुका सम- 
सामयिक और प्रतिद्वन्दी था। कोसलको बादमें मगधने 
जीत लिया और नंदों तथा मौयोंके मगध साम्राज्यमें 
सम्मिलित कर लिया गया। यह निश्चित रूपसे ज्ञात 
नहीं है कि कब सारा कोसल राज्य भयोध्याके नामसे 
विख्यात हो गया । उसका आधुनिक अवध नाम अयोध्या- 
का ही fast रूप है। 
लगभग १५६ Fo Jo में श्रवध तथा उसकी राजधानी 
साकेत पर एक दुरात्मा वीर' यवनने आक्रमण किया । 
इस यवनकी पहचान मेनान्‍डर (Zo) तथा उसकी Tay 
(यूनानी) Fara at जाती है। ईसवी सन्‌की चौथी 
शताब्दीमें अवध गुप्त साम्राज्यका एक भाग था और 
अयोध्या संभवत: पाँचवी mated गुप्त राजाओंकी 
दूसरी राजधानी थी। सातवीं शताब्दीमें यह हर्षवर्धन 
(दे०) के साम्राज्यमें सम्मिलित था और नौवीं शताब्दी- 
से यह गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्यका भाग रहा। 
तराबड़ी (दे०) (११६२ fo) की दूसरी लड़ाईके 
बाद ही शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी (दे०) के एक सहायक 
मलिक हिसमुद्दीन aga बकने अ्रवध्चको जीत लिया। 
इसकी उर्वरा भूमि तथा स्वास्थ्यप्रद जलवायुसे श्राकषित 
होकर बहुत-से मुसलमान अमीर क्रमिक रीतिसे war 
चले झाये और वहीं बस गये। विशेष रूपसे सुल्तान 
मुहम्मद तुगलकके राज्यकालमें बहुत-से मुसलमान अमीर 
यहाँ आकर बस गये। १३४० ई० में ऐनुल-मुल्कने, 
जो अ्रवधका हाकिम था, और बड़ी योग्यताके साथ 
सूबेका शासत कर रहा था, सुल्तान मुहम्मद तुगलकके 


खिलाफ बगावत कर दी । उसकी बगावत Fat दी गयी 
तथा उसे कैदखानेमें डाल दिया गया | इसके बाद अवध 
दिल्लीकी सलल्‍्तनतका एक भाग बना रहा, हालांकि 
उसका एक बड़ा हिस्सा जौनपुर राज्य (१३६६-१४७६ 
ई०) में मिला लिया गया ari 

जौनपुर राज्यके पतनपर wag किर पूरी तौरसे 
दिल्‍लीकी सल्तनतका एक भाग बन गया । १५२६ ई० में 
इब्राहीम लोदीपर बाबरकी विजयके बाद अवधपर 
मुगलोंका शासन स्थापित हो गया। अकवरने अपने 
साम्राज्यको जिन १५ gait ater ar, उनमें maa भी 
था। १७२४ fo तक MAT मुगल साम्राज्यका एक 
महत्त्वपूर्ण yal रहा । 

१७२४ ई० में अवधके मुगल सूबेदार सम्रादत खाँने 
अपनेको लगभग स्वतंत्र कर लिया और अवधके नवाब 
वंशकी cara की । वह अपनेको नवाब वजीर श्रर्यात्‌ 
मुगल साम्राज्यका बड़ा वजीर कहता था। इन नवाब 
वजी रोंकी तीन पीढ़ियोंने भ्रवध्पर स्वतंत्न रीतिसे शासन 
किया । इनके नाम थे : (१) सम्मादत at (१७२४- 
३६ Go), (२) सकदरजंग (१७३६-५४ ई०) तथा 
शुजाउद्दोला (१७५४-७५ ई०) | 

तीसरा नवाब वजीर शुजाउद्दौला (Zo) १७६४ Fo 
में बक्सरकी लड़ाईमें अंग्रेजोंसे हार गया। इसके बाद 
अवधकी शक्तिका Bra होने लगा | फिर भी १७७४ go 
में अवधने अंग्रेजोंकी सहायतासे रुहेलखंडकों जीत लिया 
और इसके बाद उस क्षेत्रमें भी कुशासन फैल गया। 
शुजाउद्दौलाके बेटे तथा उत्तराधिकारी आश्रकुद्दौला 
(१७७५-६७ fo) के राज्यकालमें अवधको भारतमें 
ब्रिटिश साम्राज्य तथा मराठा सा! म्राज्यके बीचका मध्य- 
वर्ती राज्य माना जाने लगा | १७६७ ई० में आसकुद्दौला- 
की मृत्युके बाद उसकी गद्दीपर कुछ समयके लिए उसका 
जारज बेठा वजीर अली (१७६७-&८ fo) बैठा। 
इसके बाद अंग्रेजोंने उसे ger दिया और अवधकी गद्दी- 
पर mages भाई sated खाँको बैठाया । नये 
नवाबने १७६८ से १८१४ ई० तक शासन किया और 
कम्पनीसे एक संधि कर ली । इस संधिके द्वारा कम्पनीने 
अवधकी रक्षाका भार अपने ऊपर ले लिया । इसके बदलेमें 
नवाबने इलाहाबादका किला कम्पनीकों सौंप दिया 
और ७६ लाख रुपये वाधिक खिराज देनेका वादा 
किया | इस प्रकार भ्रवध एक प्रकारसे कम्पनीका रक्षित 
अधीनस्थ राज्य बन गया | यह बात १८०१ Fo की संधिसे 
और अच्छी तरह स्पष्ट हो गयी, जब अ्वधका नवाब 


7S 


अवध काश्तकारी कानून-अव्यवस्थित प्रान्त 


RK 





रुहेलखंड तथा गंगा और यमुदाका सारा इलाका श्रर्थात्‌ 
अपना लगभग आधा इलाका कम्पनीको सौंप देनेके लिए 
विवश gar । शेष आधा इलाका नवाबके शासनमें रहा । 
सञ्मादत खाँके बेटे तथा उत्तराधिकारी गाजीउद्दीन 
हैदर (१८१४-२७ ई०) को गवर्नेर-जनरल लार्ड 
हेस्टिग्स (दे०) ने १८१६ ई० में शाहकी उपाधि प्रदान 
की fag शाह गाजीउद्दीन हैदर तथा उसके उत्तराधि- 
कारियों-नसीरुद्दीन हैदर (१८२७-३७ ई०), मुहम्मद 
अलीशाह (१८३७-४२ fo), भ्रमंजद अली शाह (१८४२- 
४७ ई०) तथा वाजिदअली शाह (१८४७-५६ ई०) के 
शासन कालमें भ्रवधका कुशासन कायम रहा | १८५६० 
में कुशासनके अभियोगमें वाजिद अली meat गद्दीसे 
उतार fear गया और अवध ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यमें 
मिला लिया गया । 
अवधके नवाबोंने राजधानी लखनऊमें कई खूब- 

सूरत मसजिदें और इमारतें बनवायीं | उन्होंने लखनऊको 
मुसलिम संस्कृति, संगीत और बिलासिताका केन्द्र बना 
fear अ्रवधके अंग्रेजोंके भारतीय साम्राज्यमें मिला 
लिया जानेपर नवाबकी फौजें बर्खास्त कर दी गयीं । इसके 
फलस्वरूप नवाबोंके आश्वित हजारों व्यक्ति बेकार हो 
गये और उनमें असंतोष फैल गया। गदर (दे०) के 
अनेक कारणोंमें एक कारण यह भी था । 

अवध काश्तकारी कानून-अ्रधिकांशत: गवर्नर-जनरल सर 
जान लारेंसके समर्थनसे १८६८ ई० में पास हुआ । अवध- 
में नवाबोंके शासनकालमें बहुतसे प्रभावशाली ताल्लुके- 
दार नियुक्त हो गय थे जिनमें श्रधिकांशत: राजपूत थे । 
वे काश्तकारोंका बुरी तरह शोषण करते थे। अश्रधिकांश 
काश्तकार शिकमी थे जिन्हें जब चाहे तब बेदखल किया 
जा सकता था । अवध काश्तकारी कानूनके द्वारा अवधके 
काश्तकारोंकी अवस्था, कुछ हृदतक सुधारनेकी कोशिश- 
की गयी। उन्हें कुछ विशेष शर्तोपर जमीनपर दखल 
रखनेके अधिकार दे दिये गये। यह व्यवस्था की 
गयी कि लगान बढ़ानेपर किसानोंने भूमिमें जो स्थायी 
सुधार किये होंगे उनके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाथगा 
और न्याथालयमें दर्खास्त देनेके बाद ही न्‍्यायोचित 
आधारपर लगान बढ़ाया जा सकेगा । यह उपयोगी और 
किसानोंके लिए हितकारी कानून था । 

अवमुक्त-तामक राज्यका उल्लेख समुद्रगुप्तके प्रयाग- 
स्तम्भ लेखमें आया है। उसका राजा नीलराज बताया 
गया है जिसे समुद्रगुप्तते पराजित किया था, परन्तु बादमें 
उसे उसका राज्य लौटा दिया था। श्रवमुक्त दक्षिणमें था 
लेकिन उसकी ठीक स्थितिका पता नहीं चलता है । 





अवन्ती-प्राचीन भारतका महत्त्वपूर्ण राज्य। उसकी 
राजधानी उज्जयिनी आधुनिक मालवामें थी। उसकी 
गणना १६ राज्यों (Gea जनपदों) में की जाती थी। 
प्राचीन बौद्ध dat अनुसार ईस। पूर्व पाँचवीं शताब्दीमें 
बौद्ध धर्मके उदयसे कुछ पहले भारत १६ जनवदोंमें विशा- 
जित था। इनमें श्रवन्ती भी था। बादमें madi 
पड़ोसके छोटे राज्योंको आत्मस।त्‌ कर लिया और उसकी 
गणना भारतके चार बड़े राज्योंमें की जाने लगी । तीन 
अन्य वत्स (इलाहाबाद क्षेत्र), कोशल (अवध) और 
मगध (दक्षिणी बिहार) के राज्य थे। श्रवस्तीका राजा 
sweet मगधके बिबसार और अ्रजातशत्रुका समसामयिक 
था। चदन्द्रगुप्द मौर्यते चौथी शताब्दी ईसा पूर्वमें अवन्ती- 
को जीतकर अपने साम्राज्यमें मिला लिया । 

wafer वर्मा-कन्नौजके मौखरि वंशका राज।, जो स्थानेश्वर- 
के पुष्यभूति वंशके राजा प्रभाकरवर्धतका समसामयिक 
था। उसके पुत्र गृहवर्माने प्रभाकरवरद्धंनकी पुत्री राज्यश्री- 
से विवाह किया ari 

अवस्ती वर्मा (कश्मीरका)-ने ८५५ fo में कश्मीरमें उत्पल 
राजवंशकी स्थापना की और कर्कोटक राजवंशको उखाड़ 
फेंका । उसके आ्रादेशसे कश्मीरमें सिचाईके लिए नहरों- 
का निर्माण किया गया, जिससे उसे बहुत ath मिली । 
अवतार-सर्वेशक्तिमानू परमात्माके पृथ्वीफर जीवधारी 
बनकर आनेपर उन्हें ‘MATT कहा जाता है। सनातनी 
हिन्दुओंका विश्वास है कि जब धर्म क्षीण हो जाता है और 
अधर्म बढ़ता है तो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा पृथ्वीपर 
जीवधारीके रूपमें प्रकट होकर धर्मकी रक्षा करता है 
और अधर्मका नाश कर धमकी पुनस्स्थापना करता है 1 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माके इन जीवधारी रूपोंको सना- 
तनी हिन्दू 'भ्रवतार' मानते हैं। इनके अनुसार अवतक 
ऐसे नौ भ्रवतार हो चुके हैं और दसवाँ कल्कि-अवतार 
होना बाकी है। पिछले नौ अवतारोंमें मत्स्य, कच्छप, 
aug, Tag, वामन, परशुराम, श्री रामचन्द्र, बलराम और 
बुद्ध हैं। (भागवत-४, ७-८) 

अविता बिले, जनरल-तेपोलिथनकी Fara एक अफसर, 
जो अपना भाग्य आजमानेके लिए भारत आया । उसे 
पंजाबके राजा रणजीत fast सिख सेनाको यूरोपीय 
ढंगसे संगठित करनेके लिए नौकर रख लिया । 

अव्यवस्थित प्रान्त-अंग्रेजोंके भारतीय सा म्राज्यके अंतर्गत 
उन प्रान्तोंको कहा जाता था, जिनमें मई १७६३ ई० में 
जारी लार्ड कानंवालिसका विधि-विधान erage नहीं 
होता था । ऐसे प्रान्त दिल्‍ली, असम, अराकान और तेना- 


2b 
२६ 


अशोक 





सेरीम, सागर और नमंदा क्षेत्र, तथा पंजाब थे, जो क्रमशः 
१५०३ Fo, १८२४ Fo, १८१८ Fo और १८१६ ई० में 
हस्तगत किये गये थे । इन प्रान्तोंका मुख्य श्रधिकारी चीफ़ 
कमिश्नर कहलाता था और जिलोंके अधिकारी डिप्टी 
कमिश्तर । इन प्रांतोंमें सैनिक पदाधिकारी भी नागरिक 
सेवाओं हेतु नियुक्त किये जा सकते थे। 
अशोक- [लगभग २७३-२३२ ई० Jo) मौर्य राजवंशका 
तीसरा सम्राट्‌, जिसकी स्थापना उसके पितामह चद्ध- 
गुप्त मोर्य (लगभग ३२२-२६८ ई० Jo) ने की थी। 
चंद्रगुप्त मौयंके बाद उसका पिता बिन्दुसार (लगभग 
२६८-२७३ Fo Jo) गद्दीपर बैठा था । सिंहली इतिहास- 
में सुरक्षित जनश्रुतियोंके अनुसार भ्रशोक अपने पिता बिन्दु- 
सारके ata पुत्रोमंसे एक था और जिस समय बिन्दु- 
सारकी मृत्यु हुई उस समय अशोक मालवामें उज्जैन- 
में राजप्रतिनिधि था। राजपदके उत्तराधिकारके लिए 
भयंकर भ्रातृयुद्ध हुआ जिसमें उसके ee भाई मारे गये 
और अशोक गद्दीपर बैठा। अशोकके शिलालेखोंमें इस 
भ्रातृयुद्धका कोई संकेत नहीं मिलता है। इसके विपरीत 
शिलालेब सं० ५ से प्रकट होता है कि भ्रशोक अ्रपने भाई- 
बहिनोंके परिवारोंका शुभचितक था। इसलिए गद्दीपर 
बैठनेके पहले अशोक द्वारा श्रातृयुद्धमें भाग लेनेकी बात- 
को कुछ इतिहासकार सच नहीं मानते हैं । गद्दीपर बैठने- 
के चार वर्ष बादतक उसका राज्याभिषेक भ्रवश्य नहीं हुआ । 
इसे इस बातका प्रमाण माना जाता है कि उसको राजा 
बनानेके प्रश्नपर कुछ विरोध हुआ । 
अशोक सीरियाके राजा एण्टियोकस द्वितीय (२६१- 
२४६ fo पू०) भर कुछ अन्य यवत (यूनानी) राजाओं- 
का समसामयिक था जिनका उल्लेख शिलालेख सं० ८ में 
है। इससे विदित होता है कि water ईसा पूर्व तीसरी 
शताब्दीके उत्तराधेमें राज्य किया, कितु उसके राज्याभि- 
षेककी सही तारीखका पता नहीं चलता है । उसने ४० वर्ष 
राज्य किया । इसलिए राज्याभिषेकके समय वह युवक ही 
रहा होगा । 
अशोक का पूरा नाम झशोकवरद्धंत AT | उसके लेखोंमें 
उसे ata 'दिवानामपिय' ( देवताओंका प्रिय ) ate 
“पियदर्शिन्‌' (प्रियदर्शी) सम्बोधित किया गया है। केवल 
arent लघु शिलालेखमें उसको दिवानाम्‌ू-पिय sata’ 
लिखा गया है। 
अशोकके राज्यकालके प्रारम्भिक १२ वर्षोका कोई 
सुनिश्चित विवरण उपलब्ध नहीं है। इस कालमें श्रपने 
पूर्ववर्ती राजाओंकी भांति वह भी समाज (मेलों), 


मृगया (शिकार), मांस भोजन और झानन्द यात्ाओ्रोंमें 
प्रवृत्त रहता था। किन्तु उसके राज्यकालके १३वें वर्षमें 
उसके जीवनमें ange परिवर्तन हो गया । इस वर्ष राज्या- 
भिषेकके झाठ वर्ष बाद, उसने बंगालकी खाड़ीके तटवर्ती 
राज्य कलिगपर आक्रमण किया । कलिंग राज्य उस समय 
महानदी ओर गोदावरीके बीचके क्षेत्रमें बिस्तृत था। 
इस युद्धेके कारणका पता नहीं चलता है, लेकिन उसने 
कलिंगकों विजय करके उसे अपने राज्यमें मिला लिया । 
इस युद्धमें भयंकर रक्‍्तपात हुआ । एक लाख व्यक्ति मारे 
गये और डेढ़ लाख बन्दी बना लिये गये तथा कई लाख 
व्यक्ति युद्धे बाद आनेवाली sara, महामारी झादि 
विभीषिकाओंसे नष्ट हो गये । अशोकको लाखों मनुष्यों- 
के इस विनाश और उत्पीडनसे बहुत पश्चात्ताप gar 
और वह युद्धेसे घृणा करने लगा । इसके बाद ही अशोक 
अपने शिलालेखोंके भ्रनुसार ‘arn’ (धर्म) में प्रवृत्त हुआ | 
यहाँ धम्मक आशय ate धर्म लिया जाता है और वह 
शीघ्र ही बौद्ध धर्मका अनुयायी बन गया | बौद्ध मताव- 
लम्बी होनेके बाद भ्रशोकका व्यक्तित्व एक दम बदल गया | 
आठवें शिलालेखमें, जो सम्भवतः: कलिंग-विजयके चार 
वर्ष बाद तैयार किया गया था, अशोकने घोषणा की- 
“कलिंग देशमें जितने ध्रादमी मारे गये, मरे या कैद हुए 
उसके सौवें या हजारवें हिस्सेका नाश भी श्रब देवताओंके 
प्रियको बड़े दुःखका, कारण होगा :।” उसने यह भी 
घोषणा की कि “(झ्राप) विश्वास रखें कि जहाँतक 
क्षमाका व्यवहार हो सकता है, वहाँतक राजा हम लोगोंके 
साथ क्षमाका बर्ताव करेगा ।” उसने आगे युद्ध न करनेका 
निश्चय किया और बादके ३१ वर्षके अपने शासन-कालमें 
उसने मृत्युपयत फिर कोई लड़ाई नहीं ठानी । उसने भ्रपने 
उत्तराधिकारियोंको भी परामर्श दिया कि वे शस्त्रों द्वारा 
विजय प्राप्त करनेका मार्ग छोड़ दें और धर्म द्वारा विजय- 
को वास्तविक विजय समझें ! अशोकने अब समाजों भर 
मृगयामें भाग लेना और मांसाहार करना छोड़ दिया । 
इसके बदलैमें उसने धर्मयात्राएँ प्रारम्भ कर दीं। उसने 
अपने शासनके १४वें वर्षमें बोधगया और २४वें वर्षमें 
बुद्धके जन्मस्थान लुम्बिनीकी यात्राएँ कीं । इन यात्ाओ्रों- 
में बह साधारण लोगोंसे मिलता था और उन्हें धर्मका 
उपदेश देता था । धर्मंविजयके लिए उसने भ्रपने शासन 
कालके १६वें वर्ष से ३२वें वर्ष तक शिला और स्तम्भ-लेख 
अंकित कराये । उसने जनतामें धर्मके प्रचारके' लिए 
अपने भ्रधिकारियोंको भ्रादेश दिया कि वे केवल प्रशासनका 
काम काज न देखें TH Ta भी प्रचार करें | उसने भ्रपने 


अशोक 





शासनके १७वें वर्षमें 'धम्म महामात्र' नामक अधिकारियों - 
को धर्मके प्रचारके लिए नियुक्त किया, जिनका मुख्य 
कार्य सारे राज्यमें धर्मकी वृद्धि करना था। उसने अपने 
सभी अधिकारियोंको बताया कि उसकी प्रजा उसकी 
wary समान (सर्वे मुनिषा प्रजा मम) है, अतः उसके 
साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि 
राज परिवारके सदस्योंके साथ किया. जाता है। उसने 
अपने अधिकारियोंको निष्पक्ष रूपसे करुणा-मिश्रित 
न्याय करनेका आदेश दिया। उसने भ्रपनी प्रजाको 
विचारों और व्यवहारमें एक दूसरेके प्रति सहिष्णुता 
safer करनेकी सलाह दी। उसने ऐसी गोष्ठियोंको 
प्रोत्साहन दिया जिसमें सभी धर्मोंकी अ्रच्छाइयोंपर विचार 
किया जाय ताकि लोगोंका दृष्टिकोण उदार बने । उसने 
a केवल अपने विशाल साम्राज्यके विभिन्न भागोंमें धर्म- 
प्रचारक भेजे, वरन्‌ विदेशों भ्ौर दक्षिण भारतके सीमा- 
वर्ती राज्योंमें भी धर्म-प्रचारक भेजें । उसके घ॒र्मप्रचारक 
सीरिया, मिस्र, साइरिनि, मैसीडोनिया और एपीरसके 
यवन राज्यों तथा लंका और संभवत: बर्मामें भी गये। उसके 
धर्म-प्रचारक एशिया, भ्रफ़्ीका और यूरोप तीनों महादेशों- 
में गये । अ्रशोकने बौद्ध धर्मका चारों female प्रचार 
किया जिससे उसने एक विश्वधर्मका रूप ले लिया। 
उसने मनुष्यों और पशुओं-सभीके कल्याणके लिए राज- 
मार्गोके किनारे पेड़ लगवाये, कुएं खुदवाये | उसने मनुष्य 
और पशुओंकी चिकित्साके लिए श्रौषधालय केवल अपने 
राज्यमें ही नहीं वरन्‌ पड़ोसी यवन राज्योंमें भी खुलवाये | 
उसने उन राज्योंमें औषधियाँ गौर श्रोषधि-वनस्पतियोंके 
पौधे भी लगवाये । अशोकने जाति, भाषा saat धर्मे- 
का भेदभाव किये बिना सभी मनुष्योंके कल्याणकें लिए 
कार्य किया । अशोकने मनुष्य मात्रके कल्याणके लिए 
जितना कार्य किया उसके आधारपर उसने इतिहास में एक 
विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है श्रौर वह मैसीडोनिंयाके 
सिकंदर, रोमके जूलियस सीज़र भर फ्रांसके नेपोलियन 
की तुलनामें महान्‌ कहलानेका कहीं अधिक अधिकारी है । 

अशोकका साम्राज्य उत्तर-पश्चिममें हिन्दूकुशसे 
पूर्वमें बंगालतक और उत्तरमें हिमालयकी तराईसे 
दक्षिणमें पेन्नार नदीतक फैला था। उसके शिलालेख 
उसके विशाल साम्राज्यके सभी भागोंमें मिले हैं । भ्रफ- 
गानिस्तानके कंधार और जलालाबाद, मैसूरमें मास्की, 
कांठियावाड़में गिरनार site उड़ीसाके तोसली नामक 
स्थानोंमें उसके शिलालेख मिले हैं । ये शिलालेख सामान्य 
नागरिकोंके उद्बोधनके उद्देश्यसे उत्कीर्ण कराये गये थे, 


२७ 


ae: उनको seal लिपियोंमें लिखवाय। गया जो जनतामें 
प्रचलित थीं। इसलिए कंधार और जलालाबादके शिला- 
लेखोंमें यूनानी और झ्रमहक लिपियोंक',, पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्तके शाहबाजादी और मानसेरामें खरोष्ठी लिपि- 
का और भारतके शेष भागके शिलालेखोंमें ब्राह्मी लिपिका 
प्रयोग किया गया। इनकी भाषा अ्र्ध-मागधी थी जो 
पालीसे बहुत मिलती-जुलती है और जिसे भारतीय 
लोग शायद area पढ़ और समझ लेते थे । 

अशोकके लेख शिलाझओं, प्रस्तर-स्तम्भों और THAT 
पाये जाते हैं। उसके लेखोंको तीन श्रणियोंमें ater 
जा सकता है--शिलालेख, areata और गुफालेख | 
शिलालेखों भ्रौर स्तम्भलेखोंको दो उपश्रेणियोंमें रखा 
जाता है। १४ शिलालेख सिलसिलेवार हैं ज़िनको 
चतुर्देश शिलालेख कहा जाता है। ये शिलालेख शाहबाज- 
गढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली भोर 
जौगढ़में मिले हैं। कुछ फुटकर शिलालेख भ्रसम्बद्ध रुपमें 
हैं और संक्षिप्त हैं, शायद इसीलिए उन्हें लघु शिलालेख 
कहा जाता है। इस प्रकारके लघु शिलालेख रूपनाथ, 
सासाराम, बैराट, मास्की, सिद्धपुर, जतिगरामेश्वर wie 
ब्रह्मगिरिमें पाये गये हैं। दूसरी श्रेणीके लघु शिलालेख 
बैराट (जिसे arg भी कहंते हैं), येरागुडी और कोपबा लमें 
मिले हैं। दो अन्य लघु शिलालेख अभी हालमें 
अफगानिस्तानमें--एक जलालाबादमें AVC दूसरा कंध/रके 
निकट मिले हैं । इनके भ्रलावा सात लेख स्तम्भोंपर उत्कीर्ण 
हैं जिसके कारण वे स्तम्भ-लेखके नामसे प्रसिद्ध हैं। ये 
स्तम्भलेख दिल्ली, इलाहाबाद, लौरिया-प्ररराज, लौरिया 
नन्दनगढ़ भ्रौर रामपुरवामें मिले हैं । कुछ स्तम्भोंपर केवल 
एक-एक लेख है, wa: उन्हें सात स्तम्भलेखोंके ऋमसे 
अलग रखा गया है भौर वे लघुस्तम्भ लेख कहे जाते हैं । 
इस प्रकारके लघु स्तम्भलेख सारनाथ, साँची, रुम्मिनदेह 
और निग्लीवमें मिले हैं । भ्रन्तिम तीन लेख बराबर 
पहाड़ियोंकी गुफाशोंमें मिले हैं श्रौर उनको गुफालेखके 
नामसे पुकारा जाता है। 

कहा जाता है कि अशोकने एक हजार स्तूपोंका निर्माण 
कराया था जिनमेंसे भिलसाके एक स्तृूपको छोड़कर 
शेष सभी नष्ट हो गये। उसका राजप्रासाद, जिसे 
फाहियेन (दे०) ने चौथी शताब्दीमें देखा था, सातवीं 
शताब्दीमें हम एन-त्सांगकी यात्राके समयतक नष्ट हो 
गया था। अशोकका राजप्रासाद इतना भव्य था कि उसे 
देखकर यह समझा था कि उसको भ्रशोकके लिए देवोंने 
तैयार किया होगा । उसके कुछ प्रस्तर-स्तम्भोंपर इतनी 


ae 
ca 


अशोक-अश्वघोष 





सुंदर पालिश हैं कि शताब्दियों बीत जानेपर भी खराब नहीं 
हुई है और ललित-कला और स्थापत्य-कलाके पारखी 
उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। दूर-दूरतक फैले हुए ये 
TAT RTE एक ही चट्टालसे काटकर बनाये गये थे और 
भारतीय शिल्पके aaa उदाहरण हैं । “उनको देखनेसे 
मालूम होता है कि उस समय पत्थरपर पालिश करनेकी 
कला अत्यन्त उन्नत थी और आधुनिक युगमें ag कला 
बिलुप्त हो गयी है।” बड़ी चट्टानोंको काटने और उन्हें 
उनकी खदानोंसे सैकड़ों मील दूर ले जाने और कभी- 
कभी तो पहाड़ी चोटियोंतक पहुँचानेकी इंजीनिर्यारिगकी 
mart भी उस युगमें बहुत उन्नति कर ली थी । प्रत्येक 
प्रस्तर-स्तम्भके शीर्षभागपर एक अथवा श्रनेक पशुओंकी 
मूर्तियाँ उत्कीर्ण मिलती हैं। इन मूर्तियोंके आआासनको 
उलटे हुए कमलकी आकृति प्रदान की गयी है। कला- 
पारखियोंने इन प्रस्तर-स्तम्भों, विशेष रूपसे सारनाथ 
स्तम्भके कलात्मक शीर्षभागकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की है 
और सर जान मार्शलके अनुसार “प्राचीन कालमें इसके 
जोड़की कोई कलाकृति were उपलब्ध नहीं है ।” 

अशोकके पारिवारिक जीवनके बारेमें हमें बहुत 
कम जानकारी है। बादके साहित्यमें सुरक्षित जनश्रुतियोंके 
अनुसार उसके कई रानियाँ थीं। उसके शिलालेखोंमें 
केवल दो रानियोंका उल्लेख मिलता है जिनमेंसे दूसरी 
रानीका नाम कार॒ुवाकी अथवा चारुवाकी था जो 
तीवरकी माता थी । इसी प्रकार ग्रशोजके पुत्रोंके सम्बन्धमें 
हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। तीवर उसका एक 
पुत्र था, लेकिन और दूसरे कान और कितने पृत्र थे, 
यह सब अज्ञात है। सिंहली इतिहास-प्रंथोंके भ्रनुसार 
महेन्द्र, जिसने श्रीलंकामें बुद्धधमंक। saz किया अशोकक 
पुत्र था जिसे उसने धर्मप्रचारके लिए वहाँ भेजा ar 
यदि ऐसा था तो महेन्द्रकी बहिन और सहायिका संघमित्ना 
अशोककी पुत्री थी, लेकिन शिलालेखोंमें इसका कुछ भी 
उल्लेख नहीं मिलता है । साहित्यिक अनुश्चुतियों में ग्रशोकके 
दो पुत्नोंका नाम मिलता है, वे कुणाल और जालौक थे । 
लेकिन भ्रशोकके उत्तराधिकारीके eat उसका कोई 
लड़का सिंहासनपर नहीं बैठा। उसका राज्य उसके दो 
पौत्रों दशरथ और सम्प्रतिको मिला जिन्होंने उसे orca 
बाँट लिया । 

इस बातका भी विवरण नहीं मिलता है कि अशोकके 
कर्मठ जीवनका अन्त कब, कैसे और कहाँ हुआ | 
तिब्बती परम्पराके अनुस।र उसका देहावसान तक्षशिलामें 
हुआ । उसके एक शिलालेखके अनुसार अशोकका 





अन्तिम कार्य भिक्षुसंघर्में फूट डालनेकी निन्‍दा करना 
था। सम्भवतः यह घटना salar तीसरी संगीतिके बाद- 
की है। सिंहली इतिहास-प्रंथोंके oars तीसरी संगीति 
अशोकके राज्यकालमें पाटलीपुत्रमें हुई थी । 
कलिंग-विजयके बाद अशोक व्यक्तिगत रूपसे बौद्ध 
मतावलम्बी हो गया था। यह बात इससे सिद्ध होती है कि 
उसने अपनेको यास्कीके लघु शिलालेख संख्या १ में बौद्ध 
शाक्य बतलाथा है और भात्रूके शिलालेखमें भी तीन रत्नों 
(बुद्ध, धर्म और संघ) में अपनी आस्था व्यक्त की है। 
सारनाथके शिलालेखसे स्पष्ट है कि उसने केवल बौद्ध 
तीर्थस्थलोंकी यात्राएँ कीं और बौद्ध भिक्षु संघकी एकता 
बनाये रखनेका प्रयत्न किया । इससे भी यही प्रकट होता है 
कि वह बौद्ध मतावलम्बी था । 
लेकिन उसके किसी भी शिलालेखमें बौद्धधर्मके 
मूलभूत सिद्धान्तों--चार art सत्य, भ्रष्टांगिक-मार्ग 
तथा निर्वाणका उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत उसके 
शिलालेखोंमें areata शिक्षाओ्रोंके विरुद्ध लिखा है कि 
धर्मके मंगलाचारसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। इन बातोंसे 
कुछ विद्वानोंने यह निष्कर्ष निकाला है कि अशोकने जिस 
“धम्म'का उपदेश दिया वह बौद्धधर्म नहीं, विश्वधर्म ar 
यह निष्कर्ष सही नहीं मालूम होता है। भ्रशोकके शिला- 
लेखोंमें 'धम्म' शब्दका प्रयोग उसी धर्मके लिए किया 
गया है जिसे वह व्यक्तिगत रूपसे मानता था और 
जिसका उसने अपनी प्रजामें प्रचार किया । इसलिए 
यदि वह व्यक्तिगत रूपसे बौद्ध मतावलम्बी था तो 
उसके द्वारा प्रचारित धर्म भी बौद्धवर्म था। उसके शिला- 
लेखोंमें बार-बार यही दोहराथा गया है कि पशुग्रोंपर 
दया करनी चाहिये, माता-पिता! और गुरुजनकी आाज्ञा 
माननी चाहिये, सच बोलना चाहिये तथा सभीके साथ 
नम्नताका व्यवहांर करना चाहिये । ये शिक्षाएँ निस्‍्संदेह 
सभी धर्मोमें पायी जाती हैं, लेकिन किसी भी धर्ममें 
उनपर इतना जोर नहीं दिया गया जितना बौद्ध धर्ममें । 
बौद्धधर्मकी पुस्तकोंमें निर्देश है कि बौद्ध मतावलम्बी 
गुहस्थोंको इनक पालत करना चाहिये। अशोकने अपने 
शिलालेखोंमें जिस धर्मका प्रचार किया वह साधारण 
गृहस्थोंके लिए था अतः उसे बौद्ध धर्म मानना 
ही सही है। ( हलजव, सी० आई० आई०, १, 
भंडारकर-अशोक, सुखर्जो--अशोक, fers, fo एच० 
argo, बेल्स-हिस्ट्री आफ दि aed, भट्टाचार्य-सेलेक्ट 
अशोकन एपीग्राफ्स ) | 
अश्वघोष-बौद्धभिक्षु और AT GT ईसाकी दूसरी शताब्दी- 
में हुआ । उसका जन्म मगधमें हुआ था, लेकिन बादमें 


अश्वमेंध-असद at 


Re 





वह उत्तरी भारतके महान कुषाण राजा कनिष्कका सभा- 
पंडित हो गया और पेशावरमें रहने लगा। वह कवि, 
संगीतज्ञ, विद्वान, दार्शनिक, नाट्यकार एवं धारमिक 
शास्त्रार्थमें कुशल बौद्धाचार्य था। धर्म एवं भ्राचारनिष्ठ 
बौद्धभिक्षुओंमें उसका बड़ा आदर था। उसके नाठकोंमें 
*राष्ट्रपाल' और 'सारिपुत्र प्रकरण” विख्यात हैं। उसने 
सूत्र-अलंकार' नामक काव्य भी लिखा था। उसका 
‘ge aha’ रामायणकी भाँति एक धामिक महाकाव्य 
है जिसमें गौतमवुद्धेक जीवन और शिक्षाओंका वर्णन है। 
उसने कनिष्क द्वारा पेशावरमें ग्रायोजित चौथी “बौद्ध 
संगीति' में प्रमुख भाग लिया । उसने अपने 'महायान 
श्रद्धोत्याद संग्रह' नामक ग्रंथमें शून्यवादका प्रतिपादन 
किया है और त्रिकाक्वाद (धर्मकाथ, संभोगकाय, 
निर्माणका4) के सिद्धांता विकास fear है। उसके 
मतानुसार बुद्धत्वकी प्राप्तिके हेतु एक बौद्धके लिए बुद्धके 
इस त्िविध रूपमेंसे "किसी एक रूपमें भक्ति रखना 
आवश्यक है। महायानी सम्प्रदायके विकासमें उसके 
विचारोंका काफी योगदान है। (इन०) 
अश्वमेध-का विधान ऋग्वेदमें मिलता है। जब कोई 
विजयी राजा अपनेको सार्वभौम राजा घोषित करना चाहता 
था तो वह weather करता था। इस यज्ञमें एक घोड़ा 
छोड़ा जांता था जो साल भर इच्छानुसार विचरण करता 
था। उस घोड़ेके पीछे-पीछे सेना चलती थी जिसका 
नाथकत्व अश्वमेध करनेवाला २/जा अथवा उसकी ग्रोरसे 
नियुक्त कोई राजकुमार करता था। जब अश्वमेघका 
घोड़ा किसी दूसरे राजाके राज्यमें प्रवेश करता था तो 
वह या तो युद्ध करता था या बिना लड़े अधीनता स्वीकार 
कर लेता था। यदि अश्वमेध करनेवाल। राजा उन सभी 
राजाओंको, जिनके राज्यसे होकर घोड़ा गुजरता था, 
परास्त करने अथवा अपने अधीन बनानेमें सफल हो 
जाता था तो वह सवविजयी बनकर अधीनस्थ राजाओं- 
के स।थ अपनी राजधानी लौटकर एक महोत्सव करता था, 
जिसमें उस घोड़ेकी बलि दी जाती थी। इस यज्ञमें 
ऋत्विक्‌ (यज्ञ करानेवाला पुरोहित) पारिप्लव नामक 
आख्यान तथा प्राचीन राजाओोंके आख्यानोंको सुनाता था 
और एक वीणावादक क्षत्रिय वीणापर यज्ञकर्ता राजाकी 
विजययात्राओंपर स्वरचित प्रशस्तिका गायन करता aT | 
बुद्धने Tara, भयकथा आदि निरर्थक कथाएँ कहनेकी 
प्रथाके साथ-साथ अश्वमेधकी भी dia setae की और 
कुछ समय तक इसकी परिपाटी बंद रही । परंतु पुष्यमित्र 
शुंग (लगभग १८४५ Fo पू०-१५० ई० पू०) ने यह परि- 


पाटी फिरसे चला दी। कालिदासके मालविकामिनमित्र 
नाटकके MTA उसने यवनोंपर विजय प्राप्त करनेके 
उपलक्ष्यमें, जो सिंधु नदीके तटतक ar गये थे, अश्वमेध 
किया। चौथी शताब्दी ईसवीमें fetta गुप्त सम्राट 
ayers (दे०) ने भी अपनी विजयथात्राओंके उपलक्ष्यमें 
अश्वमेध fear पाँचवीं शताब्दीमें कामरूपके पुष्य- 
वर्मा वंशके छठे राजा महेन्द्रवर्माने भी अ्रश्वमेध किया । 
सातवीं शताब्दीमें बादके गुप्त राजा आदित्यसेनने भी 
अश्वमेधका अनुष्ठान किया। दक्षिण भारतमें कई 
चालुक्य राजाओोंने भी इस यज्ञक। अनुष्ठान किया । 

अष्टप्रधान-मराठा राज्यके संस्थापक शिवाजीके आठ 
मंत्रियोंकी परिषद थी जो प्रशासनकों चलानेमें उनकी 
सहायता करती थी । परिषदका कार्य केवल सलाह देना 
था और उसे उत्तरदायी मंत्रिपरिषद नहीं कहा जा सकता । 
अष्ठप्रधानमें निम्नलिखितकी गणना की जाती थी: 
(१) पेशवा अ्रथवा प्रधानमंत्री, जो सामान्य रीतिसे 
राज्यके हिंतोंपर दृष्टि रखता था; (२) अमात्य, वित्त- 
विभागका प्रधान होता था; (३) मंत्री, राजाके सैनिक 
कार्यो और दरबारकी काररवाइयोंका लेखा स्खता था; 
(४) सचिव, राजकीय पत्न-व्यवहारका अधीक्षक था; 
(५) सामनन्‍्त, वैदेशिक मामलोंकी देखरेख करता, था; 
(६) सेनापति; (७) पंडितराव और दान/ध्यक्ष राजाका 
पुरोहित होत। था जो दातकी व्यग्स्था करता था; 
(८) न्यायाधीश अ्रथवा शास्त्री जो हिन्दू न्यायकी व्याख्या 
करता था। पंडितराव और शास्त्रीको छोड़कर अ्रष्ट- 
प्रधानमें शामिल सभी मंत्री भी होते थे और उनके विभागों- 
से सम्बन्धित मुल्की प्रशासनका कार्य राजधानीमें रहने- 
वाले उनके सहायक करते थे । 

असंग-प्रसिद्ध aie पंडित भिक्षु और आचार्य जो गुप्त काल- 
में ईसाकी चौथी शताब्दीमें हुआ । वह प्रसिद्ध आचार्य 
वसुबन्धुका भाई था जो दूसरे गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्त 
(लगभग ३३०-३६० Fo) का अमात्य था | उसने योगा- 
चार्य भूमिशास्त्रकी रचना की जो महायान सम्प्रदायका 
आधारभूत ग्रंथ माना जाता है । 

असद खां-बीजापुरके सुल्तान इब्राहीम आदिलशाह प्रथम 
(१५३५-५७ ई०) का वजीर था। वह योग्य प्रशासक 
और कूटनीतिज्ञ था। उसने १५४३ ई० में अपने कूट- 
नीतिक चातुर्यक। अच्छा परिचय दिया । उस वर्ष भ्रहमद- 
नगर और गोलकुंडाके सुल्तानोंने संयुक्त रूपसे बीजापुर- 
पर हमला करनेके लिए विजयनगरके हिन्दू राज्यसे 
सुलह कर ली। अ्रसद खाँ ने अहमदनगर और विजयनगर- 


३०१0 


से met अलग संधियाँ करके Sa संयुक्त ATH तोड़ 
दिया और इस प्रकार बीजपुरकी रक्षा हो गयी । 
असद खां-बादशाह श्रीरंगजेब (१६४६-१७०३ fo 
शासदक्ालके उत्तरा्द्रमें ae aaa था । उसदा। 
जुल्फबार खाँ ग्रौरंगजेबका संबरो eo सेदापति था । 
असवाल-अहमदादधादकी स्थापनाके पूर्व पुराने दंगरका 
नाम था। इसी नगरफो केन्द्र बनाकर १५वीं शताब्दीमें 
गुजरात (दे०) में मुसलमानी सल्तनतका विकास हुआ । 
HAAN आन्दोलत-महात्मा गांधी (To ) ने १६१६-२० Fo 
में शारम्भ किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिण सरकारको 
उन संवैधानिक सुधारोंको स्वीकार करनेपर विवश करना 
था, जिनकी माँग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही थी । 
उन दिनों कांग्रेसका ध्येय भारतको श्रौपनिवेशिक स्व्नराज्य 
दिलाना मात्र थाः। प्रथम महायुद्धके उपशंत यूरोपमें 
तुर्को साम्राज्य छिन्न-भिन्न कर दिये जानेके कारण भारतीय 
मुसलभानोंनें असंतोष व्याप्त था। अतः इस अ्रसहयोग 
आन्दोलतको केवल हिन्दुओंका ही नहीं बल्कि भारतीय 
मुसलमानोंका भी समर्थन प्राप्त हुआ । इस झान्दोलनका 
ध्येय श्रंग्रेज सरकारको किसी भी प्रकारका सहयोग न 
देना था। प्रारम्भमें इसे श्रत्यधिक समर्थन मिला और 
सैकड़ों तथा हजारोंकी संख्यामें ल़ोगोंने सरकारसे असह- 
योग see कर दिया। लोगोंने सरकारी सेवाश्ोंसे 
त्यागपत्र दे दिया; न्यायालयोंका बहिष्कार कर दिया; 
विद्यार्थियोंने विद्यालयोंमें जाना बंद कर दिया और 
१६१६ के गवर्न॑मेण्ट आफ इंडिया ऐक्टके siete होनेवाल 
चुनावोंका बहिष्कार किया । महात्मा गांधी इस श्रांदोलन- 
को पूर्ण रूपसे अ्रहिस/त्मक रखता चाहते थे, परन्तु सरकार- 
के विरुद्ध ऐसे देशव्यापी आंदोलनमें ware हिसात्मक 
घटनाका घट जाना स्वाभाविक था। सरकारने इसे 
बलपूर्वक दबानेका प्रयत्न किया और कानूनके ave 
दण्ड देना प्रारम्भ कर दिया। सहस्तोंकी संख्यामें लोगोंने 
जेलोंको भर दिया और इससे सरकारके लिए एक गंभीर 
समस्या उत्पन्न हो गयी । यह असहयोग झ्रांदोलन १६२४ 
fo तक तेजीसे चला, gag धीरे-धीरे भारतीय मुसल- 
मानोंके उदासीन हो जाने तथा कांग्रेसके वरिष्ठ नेताश्रोंमें 
मतभेद उत्पन्न हो जानेके कारण, यह समाप्तप्राय हो 
wat) कुछ कांग्रेसी लोगोंने पंडित मोतीलाल नेहरू 
(दे०) तथा देशबंध्रु चितरंजन दास (दे०) के नेतृत्वमें 
अलग स्वराज्य पार्टी बना ली। इसके नेता चुनावमें भाग 
लेकर १६१६ Fo के ratte आफ इंडिया ऐक्टके श्रंतर्गत 
बनायी गयीं केन्द्रीय भर प्रान्तीय विधान सभाश्रींमें इस 








असद खाँ-अस्करी 


ग्रभिष्राय्ष जाता चाहते थे कि वे कौंतिलोंम . लड़ सके 
और उनमें या तो सुधार करायें या उन्हें समाप्त करवा दें । 
mag आन्दोलन व्यर्थ नहीं गया। TATE 
सभी वगेकि seit are सामहिक्त जेलयाक्षाके 
फलस्वरूप लोगोंके हृदयसे जेलका भय निकल wa । 
साथ ही at भारतीयोंके हृदयत अंग्रेजी सरकारका 
भय भी समाप्त हो गया। एक जन-पश्रान्दोलनके लिए 
यह छोटी उपलब्धि नहीं थी । 
असाईकी लड़ाई-दूस रे झ्रांगल-मराठा युद्ध (१८० ३-०५ ० ) 
के दौरान हुई । इस लड़ाईमें अंग्रेजी सेनाने सर आंथिर 
बेल्जलीके नेदृत्वमें fers oe भोंसनकी विशाल सेता- 
को २३ सितम्बर १८०३ ई० को पराजित कर दिय 
शिन्देकी जिस Fare लड़ाईमें भाग लिया उसको 
यूरोपीय अफसरोसे यूरोपीय ढंगसे ट्रेनिंग दिलायी गयी थी 
लेकिन वह छोटी-सी प्रंग्रेजी Aa बुरी तरह पराजिस 
हो गयी । 
असिकक्‍नी-नाशक पंजाबकी ad, जिप्तका उल्लेख aaa 
ada. है । यूनानी इंठिहासकारोंने उसे अक्रेसि- 
नीज' fare । इसका ग्राधुनिक नाम चिनाब है । पोरस, 
जिसने सिकंदरका रास्ता रोका था, जिनाब और झेलम 
नदियोंके बीचके क्षेत्रमें राज्य करता था । 
असोरगढ़ु-चानदेशमें ताप्ती नदीके cere स्थित एक 
दुर्जेय गढ़ समझा जाता है जो ग्रनेक राजाोंके अधिका र- 
में रह चुका है । प्रारम्भमें वह मालवाके हिन्दू राजाओंके 
अधीन था उसके बाद उसपर feet मुसलमान 
सुल्तानोंका अधिकार हो गया। मुहम्मद तुगलककी 
मृत्युके बाद इस किलेपर खानदेशके फार्रुखी रांजबंशक 
अधिकार हो गया जिनसे १६०१-ई० में अ्रवाबरने छीर 
लिया । मराठा शक्तिका उदब होनेपर यह मराठोंके 
अधिकारमें at गया श्रौर उसपर forte कब्जा रहा । 
may १८०३ ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेनाने 
ford और भोंसलेकी संयुक्त सेनाओंको अ्रस।ईकी लड़ाईमें 
पराजित करके इस किलेपर कब्जा कर लिया | उसके वाद 
वह भारतके अंग्रेजी राज्यका हिस्सा हो गया । -आधुनिक 
समयमें इस किलेका सामरिक महत्त्व समाप्त हो गया है । 
अध्करी-प्रथम मुगल THE TAT (१५२६-३० Fo) का 
चौथा ओर सबसे छोटा बेटा था । अंस्करीको उसके 
सबसे बड़े भाई gary (दे०) (१५३०-५६ Go) ने 
सम्भलकी जागीर दी थी। बादमें अ्रस्करी १५३४ ई० में 
हुमायूंके गुजरात भ्रनियानमें उसके साथ रहा जहाँ 
आसानीसे विजय मिलनेके बाद वह ऐश-आराममें पड़ 






















अस्सकेनोई गण-अहमदशाहू, सुल्तान 


३१ 





गया। वह हुमायूंके साथ दिल्‍ली लौट आया । जब हुमायूं 
१५३६ ई० में बंगालके श्रभियानपर गया तो भ्रस्करी 
उसके साथ नहीं गया और इस प्रकार बक्सरकी लड़ाईमें 
हुमायूंकी पराजयमें वह हिस्सेदार नहीं बना। जब 
हुमायूं बंगाल गया था तो दिल्लीमें उसकी अ्ननुपस्थितिमें 
अस्करीने गद्दीपर कब्जा करनेकी कोशिश की लेकिन 
पराजित हुमायूंके दिल्‍ली लौटनेसे उसकी योजना विफल 
हो गयी । १५४०-५४ fo के बीच जब हुमायूंको 
कन्नौजकी लड़ाईमें पराजित होनेके बाद दर-दर भटकना 
पड़ा और भारत छोड़कर भागना पड़ा तो भ्रस्करीने 
उसकी कोई मदद नहीं की । अस्करीने शेरशाहके सामने 
आत्मसमर्पण करके अपने प्राण बचाये। हुमायूंने जब 
दिल्लीपर फिरसे कब्जा किया तो उसने अस्करीको क्षमा 
कर दिया लेकिन उसे मक्का चला जाना पड़ा जहाँ वह 
मर गया | 

अस्सकेनोई गण-भारतपर सिकंदर महान्‌के आक्रमणके 
समय मलकंद दरेंके निकट carers एक हिस्सेमें 
रहता था। उनके पास एक बड़ी सेना थी भौर मस्सग 
दुर्ग उनकी राजधानी थी । ag ot प्राकृतिक दृष्टिसि 
दुर्भेध था भोर उसकी रक्षाके लिए एक ऊँची प्राचीर 
are गहरी परिखाका निर्माण किया गया था। अस्सके- 
नोई लोगोंने सिकंदरसे जमकर लोहा लिया ate उनके 
एक तीरसे सिकंदर घायल भी हो गया । लेकिन भ्रत्तमें 
सिकंदरकी विजय हुई। उसने ear stat भ्रधिकार 
कर लिया और भयंकर नरसंहारके बाद अस्सकेनोई 
लोगोंका दमन कर दिया। ( संस्कृतमें इस गणका नाम 
आश्वकायन प्रथवा अ्रश्वक है। होगा । -संपादक) 

अस्सपेसिओई गण-धारतपर सिकंदर महान्‌के आक्रमणके 
समय पश्चिमोत्तर सीमापर कुनड़ श्रथवा चित्राल नदीकी 
घाटीमें रहता था। इस गणने यवन आाक्रमणकारियोंसे 
se कर मोर्चा लिया था। सिकंदरकों इन लोगोंसे दो 
लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं और उसके बाद ही वह इनका दमन 
कर सका। 

अहमदनगर-निजामशाही सुल्तानोंकी राजधानी थी जिन्होंने 
१४६० ई० में दक्खिन में बहमनी सल्तनतकी एक नयी 
शाखाकी स्थापना की । अ्रहमदनगर की स्थापना इस वंशके 
पहले सुल्तान अहमद निजामशाहने की । भ्रकबरने जब 
इसपर हमला किया तो चाँदबीबीने उसकी सेनाओरोंका 
se कर मुकाबिला किया, परल्तु अ्ंतमें ग्रकबरकी विजय 
हुई। १६३७ ई० में बादशाह शाहजहाँने श्रहमदतगरको 
मुगल साम्राज्यमें मिला लिया और उसके बाद इस नगरका 


महत्त्व घट गया। यह अब भी एक बड़ा नगर है और 
इसी नामके जिलेका मुख्यालय है | 

aera निज्ञामशाह-का aac नाम मलिक झहमद था । 
ag बिदरके efter मुसलभानोंके दलके नेता निजा- 
qa मुल्क बहरीका बेटा था जिसने went सुल्तानके 
वजी रमुहम्मद गवांको १८४१ ई० में कत्ल करवा दिया | 
अपने पिताकी मृत्युके बाद मलिक अहमदने बहमनी 
राज्यके श्राखिरी सुल्तान महमूद (१४८२-१५१८ ई०) 
को हराकर अपने स्वतंत्र राज्यकी स्थापना की और अ्रपनी 
राजधानीका नाम भ्रहमदनगर रखा । उसने अपना नाम 
अहमद निजामशाह्‌ और श्रपने राजवंशका नाम निजाम- 
शाही रखा । १४६६ fo में उसने देवगिरि gaat दौलता- 
बाद किले को जीतकर उसपर अपना अधिकार कर लिया 
और इस प्रकार भ्रपने राज्यकों मजबूत बनाया। उसने 
१५०६ fo तक राज्य किया | 

अहसवशाह बहमनी-बहमनी सल्तनतका नवाँ सुल्तान था 
जो १४२२ fo में अपने भाई, med सुल्तान फीरोज की 
हत्या करके तख्तपर बैठा था। उसने १४३५ fo तक 
राज्य किया। उसने विजयनगर राज्यसे लम्बी लड़ाई 
लड़ी; उस राज्यको बुरी तरह नष्ट किया और हजारों 
स्त्री-पुरुषों और बच्चोंका कत्ल कर दिया । उसने वारंगलके 
हिन्दू राज्यों भी जीत लिया और मालवा तथा 
गुजरातके सुल्तानों तथा कोंकणके हिन्दू राजाओंसे युद्ध 
किये । वह अ्रपनी राजधानी गुलबर्गंसे बिदर ले गया । 

अहमदशाहू, बादशाह-दिललीका १५वाँ मुगल बादशाह 
(१७४८-५४ Go) था। श्रपने पिता बादशाह मुहम्मद- 
Mes समयमें जब वह शाहजादा था तो उसने अ्रहमद- 
शाह श्रब्दालीके पहले हमलेको विफल कर दिया था। 
इसके महीने भर बाद ही मुहम्मदशाहकी मृत्यु होनेपर 
वह तख्तपर बैठा। भब्दालीने १७५० Fo और उसके बाद 
१७४५१ ई० में पुनः हमला किया और अभ्रहमदशाहको 
बाध्य होकर पंजाब उसे सौंप देना पड़ा । अहमदशाहका 
राज्यकाल गौरवपूर्ण नहीं कहा जा सकता । १७५४ ई० में 
उसके वजीर गाजीउद्दीनने उसे ster करके गद्दीसे उतार 
दिया । 

अहमवशाह्‌ वुर्रानी-देखों अहमदशाह अब्दाली | 

अहमदशाह्‌, सुल्तान-गुजरातका तीसरा सुल्तान (१४११- 
४१ Go) था | उसके बाप और बाबाका राज्य तो अहमदा- 
बादके आसपास ही सीमित था, सुल्तान अहमंदशाहने उसका 
प्रसार पूरे गुजरातमें किया और yeast सल्तनतकी 
नींव डाली । उसने मालवाके सुल्तानों ate राजपूतानाके 


३२ be 


राजाओंसे अनेक युद्ध किये और किसी भी युद्धमें उसकी हार 
नहीं हुई। उसने पुराने हिन्दू नगर असवालके निकट 
अहमदावादका निर्माण कराया और उसे एक सुन्दर भव्य 
warrant रूप दिया । 

अहमदाबाद-नामके दो नगर हैं, एक गुजर/तमें और दूसरा 
दक्षिणमें । दोनोंकी स्थापना अहमद नमक सुल्तानोंने की 
थी। दक्षिणके अहमदाबादकी स्थापना aa बहमनी सुल्तान 
अहमदशाह ( दे० ) ( १४२२-३४ई० ) ने की जो 
अपनी राजधानी गुलबगगंसे हटाकर बिदर ले आय। और 
अपने FAT उसका नामकरण अहमदनंगर किया। 
गुजरातके अभ्रहमदाबादकी स्थापना पुराने हिन्दू नगर 
असवालके निकट गुजरातके सुल्तान अहमदशाह (Fo) 
(१४११-४१ ई०) ने की । १५वीं शत।ब्दीमें अपनी 
स्थापनाके बादसे अहमदाबाद लगातार गुजरात राज्यकी 
राजधानी उबतक sai रहा जबतक वह बम्बई प्रदेशमें 
शामिल नहीं कर दिय। गया । सुल्तानोंके बाद वह मुगलोंके 
अधिकारमें Tai गधा, अकबरने १५७२ Fo में गुजरात- 
को जीता और अपने राज्यमें मिला लिया। १७५८ 
ई० में गुजरात और अहमदाबादपर मराठोंका अ्रधिकार 
हो गया और अन्तमें वह भारतके ब्रिटिश सा/म्राज्यका 
हिस्सा बना लिया गया। अहमदाबाद अपनी भव्य 
इमारतोंके लिए प्रसिद्ध है और एक समय इसकी गणना 
संसारके मुख्य नगरोंमें होती थी। इसकी आबादी € 
लाख थी | यहाँ बहुतसे करोड़पत्नी रहते हैं । इस नगरकी 
समृद्धि रेशम, सुनहरे wT और सूतके कारण है। इस 
समय यह नगर गुजरात राज्यकी राजधानी है और सूती 
ara उद्योगका यह मुख्य केन्द्र है। 

अहल्याबाई, रानी-इन्दौरके महाराजा मल्द्वार राव होल्कर 
(१७२८-१७६४ Fo) की विधवा पुन्तवधू थीं। मल्हार 
रावके जीवन कालमें ही उसके पुत्र खंडेरावका निधन 
१७५४ ई० में हो गया था । wa: मल्हार रावके निधनके 
बाद रानी अहिल्याबाईने र/ज्यका शासन-भार सम्हाला । 
रानी अहल्याबाईने १७६४ ई० में अ्रपनी मृत्यु पर्यन्त बड़ी 
कुशलतासे राज्यका शासन चलाया। उनकी गणना 
आदर्श शासकोंमें की जाती हैं । वे अपनी उदारता और 
प्रजावत्सलताके लिए प्रतिद्ध हैं। उन्होंने भारतके भिन्न- 
भिन्न भागोंमें अनेक मंदिरों, धर्मशालाझ्ों, और श्रन्नसत्रोंका 
निर्माण कराया । कलकत्तासे बनारस THAT सड़क, 
बनारसमें अन्नपूर्णाका मंदिर, mart विष्णु मंदिर उनके 
बनवाये हुए हैं। उन्होंने अपने समयकी हलचलमें प्रमुख 
भाग लिया। उनके एक ही ga aera था जो 


अहमदाबाद-अहोम 

१७६६ ई० में दिवंगत हो गया। १७६७ ई० में अहिल्या- 
बाईने तुकोजी होल्करकों सेनापति नियुक्त Pear | 
अहिल्याबाईके निवनके बाद तुकोजी इन्दौरकी गद्दीपर 
aor । 

अहसानशाह्‌, जलालुद्दीन-मञ्रबरका सूबेदार था, जिसने 
१३३५ ई० में सुल्तान मुहम्मद तुगलक (दे०) के विरुद्ध 
विद्रोह कर fear और अपनेको सुल्तान घोषित कर दिया | 
उसने-मदुरामें Tat स्वतंत्र मुसलमानी राज्य स्थापित 
किया जिसको बादमें विजवनगरके हिन्दू राजा! (१३७७- 
७८ ई०) ने जीत लिया । 

अहसानाबाद-देखो गुलबर्ग waa, gaat | 

अहिच्छत्न-एक प्राचीन नगर था जहाँ अब रामनगर 
(जिला बरेली) स्थित है। महाभारतके अनुसार यह 
नगर उत्तर पंचाल राज्यकी र/जधानी था, जिसको 
द्रोणाचार्यने जीत लिया था। ईसाकी स(तवीं शताब्दीमें 
जब ह्युएन-त्सांग भारत आया तो यह नगर काफी विस्तृत 
क्षेत्रमें फैल। था । 

अहोम-उत्तरी बर्मामें रहनेवाली शान जातिके थे। 
सुकफके नेतृत्वमें उन लोगोंने आस/मके पूर्वोत्तर क्षेत्रपर 
१२२८ ई० में आक्रमण किया और इसपर अधिकार कर 
लिया । यह वही समय था जब ग्रास/मपर मुसलमानी 
आक्रमण पश्चिमोत्तर दिशासे हो रहे थे। धीरे-धीरे 
अहोम लोगोंने आस/मके लखीमपुर, शिवसागर, दारांग, 
नवगाँव और क/मरूप जिलोंमें ara राज्य स्थापित कर 
लिया । ग्वालपाड़ा जिला जो आस/मका fara है अथवा 
कन्धार और सिलहटके जिले कभी wate राज्यमें शामिल 
नहीं थे। ब्रिटिश शासकोंने १८२४ ई० में इस क्षेत्रको 
जीतनेके बाद इसे wars शामिल कर fear । अहोम 
लोगोंकी यह विशेषता थी कि उन्होंने भारतके पूर्वोत्तर 
भागमें पठान या मुगल झाक्रमणकारिथोंको घुसने नहीं 
दिया, हालांकि मुगलोंने पूरे भारतयर अपना अधिकार 
war लिया था। श्रासाममें अहोम राज्य छह शताब्दी 
(१२२८-१८३५ fo) aa कायम रहा । इस अवधिमें 
३६ राजा mae बैठे। यहाँके राजाओ्रोंकी उपाधि 
स्वर्ग देव थी। wate लोगोंका १७वां राजा प्रतापसिह 
(१६०३-४१) Ate Raat Tis गदाधर सिंह (१६८१- 
८६ fo) बड़ा प्रतापी था। प्रताप feed पहलेके अहोम 
राजा अपना नामकरण श्रहोम भाषामें करते थे लेकिन 
प्रताप सिहने संस्कृत नाम अपनाया। और उसके बादके 
राजा लोग दो नाम रखने लगे-एक अहोम और दूसरा 
संस्क्ृत भाषामें । अहोम लोगोंका पहले अपना अलग 


आंगियर, जेराल्ड-आंग्ल-अफगान युद्ध 


रे३ 





जातीय धर्म था, लेकिन बादमें उन्होंने हिन्दू धर्म स्वीकार 
कर लिया । वे अपने साथ अपनी भाषा और लिपि भी 
लाये थे, लेकिन बादमें धीरे-धीरे उन्होंने waft भाषा 
और लिपि स्वीकार कर ली जो संस्कृत-बंगला लिपिसे 
मिलती जुलती है। अ्रहोम TAT आसाममें अच्छा 
शासन-प्रबंध किया । उनका शासन-प्रबंध सामंतवादी 
ढंगका था और उसमें सामंतवादकी सभी अच्छाइयाँ 
और बुराइयाँ थीं। wala राजा अपने शासनका पूरा 
लेखा रखते थे जिन्हें 'बुरंजी' कहा जाता था। इसके 
फलस्वरूप अहोम और असमिया दोनों भाषाओरोंमें काफी 
ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है । अहोम राजाओंकी राज- 
धानी शिवसागर जिलेमें वर्तमान जोरहाटके निकट गढ़ 
गाँवमें थी। अन्तिम अहोम राजा जोग्रेश्वरसिह अपने 
वंशके ३९वें शासक थे जिसका आरम्भ सुकफने १२२८ 
ई० में किया था। जोगेश्वरने केवल एक वर्ष (१८१९ 
ई०) राज्य किया । बर्मी लोगोंने उसकी गद्दी छीत ली, 
लेकिन आसाममें बर्मी शासन केवल पाँच वर्ष (१०१६- 
१८२४ fo) रहा और प्रथम आग्ल-बर्मी युद्धेके बाद 
यन्दवकी सन्धिके अन्तर्गत आसाम भारतके ब्रिटिश 
साम्राज्यमें मिला लिया गया। १८३२ ई० में बह्निटिश 
शासकोने अपने संरक्षणमें पुराने अहोम राजवंशके राज- 
कुमार पुरन्दरसिहको उत्तरी आसामका राजा बनाया 
लेकिन १८३८ ई० में कुशासबके आधारपर उसे WA 
हटा दिया | इसके बाद आसाममें अहोम राज्य पूरी तरह 
समाप्त हो गया | अहोम लोग अब आसामके अन्य निवा- 
सियोंमें घुल मिल गये हैं और उनकी संख्या बहुत कम 
रह गयी है। (देखो, warm) 


aT 

आंपियर, जेराल्ड-बम्बईका गवर्नर (१६६६-१७०७ई०)। 
वह wat walt arg नगरका संस्थापक था जिसने 
बम्बईके महानगरी बननेकी कल्पना कर ली थी। उसे 
भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यके प्रारम्भिक संस्थापकोंमें गिना 
जा सकता है। उसकी गुमनाम कब्र सूरतमें है। 
(मालबारी : बस्बे इन दि सेकिंग) 

आग्ल-अफगान युद्ध-तीन हुए । पहला आग्ल-अफगान युद्ध 
(१८३८-४२ ई० )-ईस्ट इंडिया कम्पनीके शासन-कालमें 
गवनर-जनरल ATE आकलैण्डके समयमें शुरू हुआ और 
उसके उत्तराधिकारी लार्ड एलिनबरोके समय तक चलता 
रहा। १८३८ ई० में अ्रफगानिस्तानका भूतपूर्व अमीर शाह 


शुजा अंग्रेजोंका पेंशनयाफ्ता होकर पंजाबके लुध्रियाना 
नगरमें रहता था। उस समय खरूसके गुप्त समर्थनसे 
फारसकी सेनाने अ्रफगानिस्तानके सीमावर्ती नगर हेरातको 
घेर लिया | हेरात बहुत सामरिक महत्त्वका नगर माना 
जाता था और उसे भारतका द्वार समझा जाता था। जब 
उसपर रूसकी सहायतासे फारसने कब्जा कर लिया तो 
save सरकारने उसे भारतके ब्रिटिश साम्राज्यके 
लिए खतरा माना, हालाँकि उस समय फारस और भारतके 
ब्रिटिश साम्राज्यके बीचमें पंजाबमें रणजीत fae और 
अफगानिस्तानमें अमीर दोस्त मुहम्मदका स्वतंत्र राज्य 
था। अमीर दोस्त मुहम्मद भी हेरातपर फारसके हमलेसे 
रूसी आक्रमणका खतरा महसूस कर रहा था। वह 
अपनी सुरक्षाके लिए भारतकी ब्रिटिश सरकारसे समझौता 
करना चाहता था। किन्तु वह अपने पूरबके पड़ोसी 
महाराजा रुणजीत सिहसे भी अपनी सुरक्षाकी गारंटी 
चाहता था जिसने हालमें पेशावरपर कब्जा कर लिया था । 
waa उसने इस MITE आंग्ल-प्रफगान गठबंधनका 
प्रस्ताव रखा कि अंग्रेज उसे रणजीत सिहसे पेशावर वापस 
दिलानेमें मदद देंगे और इसके बदलेमें अमीर अपने 
दरबार तथा देशको रूसियोंके प्रभावसे मुक्त रखेगा। 
ag आक्लैण्डकी सरकार महाराजा रणजीत सिंहकी 
शक्तिसे भय खाती थी और उसने उसपर किसी प्रकारका 
दबाव डालनेसे इन्क्रार कर दिया । aed, जिसे आक्लैण्डने 
अमीरसे बातचीतके लिए काबुल भेजा था, अप्रैल १८३८ 
ई० में काबुलसे खाली हाथ लोट आया। उसके लौटनेके 
बाद अमीरने एक रूसी एजेण्टकी आवभगत की, जो कुछ 
समयसे उसके दरबारमें रहता था और अबतक उसेक्षाका 
पात्र बना हुआ था । इस बातको आक्लैण्डकी सरकारने 
अमीरका शत्तुतापूर्ण कार्य समझा और जुलाई १८5३८ ई० 
में उसने पंजाबके महाराजा रणजीत सिंह और निष्कासित 
अमीर शाह शुजासे जो लुधियानामें रहता था, एक fa- 
पक्षीय सन्धि कर ली जिसका उद्देश्य शाह शुजाको फिरसे 
अफगानिस्तानकी गद्दीपर बिठाना था। यह अनुमान था 
कि शाहशुजा काबुलमें six बननेके बाद अपने विदेशी 
सम्बन्धोंमें, खासतौरसे रूसके सम्बन्धमें भारतकी ब्रिटिश 
सरकारसे नियंत्रित होगा । इस आक्रामक और अनन्‍्यायपूर्ण 
त्रिपक्षीय सन्धिके बाद आंग्ल-अफगान युद्ध अनिवार्य हो 
mat | इस त्रिपक्षीय सन्धिका यदि जुलाई १८३८ में 
कुछ औचित्य भी था तो वह सितम्बरमें फारसकी सेना 
द्वारा हेरातका घेरा उठा लिये जाने और अफगान क्षेत्रसे 
हट झ्ानेके बाद समाप्त हो गया । लेकिन लार्ड आक्लैण्डको 


we D4 


आंग्ल-अफगान युद्ध 





इससे aria नहीं हुआ और अक्तूबरमें उसने अफ- 
गानिस्तानपर चढ़ाई कर दी। इस आक्रमणका कोई 
ओचित्य नहीं था और इसके द्वारा १८५३२ ई० में सिन्धके 
अमी रोंसे की गयी सन्धिका भी उल्लंघन होता था, क्योंकि 
अंग्रेजी सेना उनके Aaa होकर अ्रफगानिस्तान गयी थी । 
इस qeat संचालन भी बहुत गलत ढंगसे किया गया। 
आरम्भमें अंग्रेजी सेनाको कुछ सफलता मिली | शअ्रप्रैल 
१८३६ ई० में कंधारपर कब्जा कर लिया गया। जुलाईमें 
BAA sare गजनी ले लिया और अगस्तमें काबुल | 
दोस्त मोहम्मदने काबुल खाली कर दिया और अंत्मे 
अंग्रेजी सेनाके आगे आत्म-समर्पण कर दिया | उसको बंदी 
बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया और शाहशुजाको फिरसे 
अफगानिस्तानका अमीर बना दिया गया । किन्तु इसके 
बाद ही स्थिति और विषम हो गयी ।- शाहशुजाको अमीर 
बनानेके बाद अंग्रेजी सेन। वहाँसे वापस बुला लेनी चाहिए 
थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया । शाहशुजा केवल कठ- 
पुतली शासक था श्र देशका प्रशासन वास्तवमें सर 
विलियम मैकनाटनके हाथमें था जिसको ars आक्लैण्डने 
राजनीतिक अधिकारीके रूपमें वहाँ भेजा था। अफगान 
लोग शाहशुजाकों पहले भी पसंद नहीं करते थे और 
इस बातसे बहुत नाराज थे कि अंग्रेजी सेनाकी बन्दूकोंके 
जोरसे उसे पुनः अमीर बना दिया गया है। इसीलिए 
काबुलमें अंग्रेजी आधिपत्य सेताकों रखना जरूरी हो 
गया था। युद्धे कारण चीजोंके दाम बेतहाशा बढ़ गये 
थे जिससे जनताका हर वर्ग पीड़ित था । अंग्रेजी सेनाकी 
कुछ हरकतोंसे भी जनरोष प्रबल हो गया था । इस मौके- 
का दोस्त मुहम्मदके लड़के अकबर खाँने चालाकीसे 
फायदा उठाया और १८४१ ई० में पूरे देशमें शाहशुजा 
और उसकी संरक्षक अंग्रेजी सेनाके विरुद्ध बड़े पैमानेपर 
aaa शुरू हो गये । सर विलियम मैकनाटनके खास 
सलाहकार एलेक्ज़ेण्डर बन्संकी अनीतिसे अ्रफगान लोग 
चिढ़े हुए थे । नवम्बर १८५४१ में एक क्रुद्ध अफगान भीड़ 
aa और उसके भाईको घरसे घसीट कर ले गयी और दोनों- 
को मार डाला। मैकनाठन और काबुल स्थित अंग्रेजी सेनाके 
कमांडर-जनरल एल्फिस्टनने उस समय ढुलमुलपन और 
कमजोरीका प्रदर्शन किया और दिसम्बरमें अकबर ait 
afer कर ली जिसके द्वारा अफगानिस्तानसे अंग्रेजी सेनाको 
वापस बुला लेने और दोस्त मुहम्मदकों दुबारा अमीर 
बना देनेका आश्वासन दिया गया | शीघ्र ही यह बात 
साफ हो गयी कि इस संधिके पीछे मैकनाटनकी नीयत 
साफ नहीं है। इसपर अकबर खाँके आदेशसे मैकनाटन 


और उसके तीन साथियोंको मौतके घाट उतार दिया गया। 
काबुलपर अधिकार करनेवाली अंग्रेजी FA १६,५०० 
सैनिक ६ जनवरी १८४१ ई० को काबुलसे जलालाबादकी 
ओर रवाना हुए, जहाँ जनरल सेलके नेतृत्वमें एक दूसरी 
अंग्रेजी सेना set हुई थी । अंग्रेजी Sarat वापसी विनाश- 
कारी सिद्ध हुई । अफगानोंने सभी ओरसे उसपर झ्राक्रमण 
कर दिया और पूरी सेन। नष्ट कर दी। केवल एक व्यक्ति, 
डाक्टर ब्राइडन गम्भीर रूपसे जख्मी और थका afar 
१३ जनवरीको जलालाबाद पहुँचा। इस दुर्घटनासे 
गवर्नर-जनरल आकलैण्ड और इंग्लैण्डकी सरकारको 
गहरा धक्का ATT | आक्लैण्डको इंगलैण्ड वापस बुला 
लिया गया और लार्ड एलिनवरोको उसके स्थातपर 
गवर्नर-जनरल (१८४२-१८४४ fo) बनाया गया। 
एलिनबरोके कार्यकालमें जनरल पोलकने अप्रैल १८४२ 
ई० में जलालाबादपर फिरसे नियंत्रण कर लिया और 
मईमें जनरल नॉटने कंधारकों फिरसे अंग्रेजोंके आ्राधि- 
पत्थमें ले लिया । इसके बाद दोनों अंग्रेजी सेनाएँ रास्तेमें 
सभी विरोधियोंको कुचलती हुई art बढ़ीं श्लौर सितम्बर 
१८४२ So में काबुलपर भ्रधिकार कर लिया | इन सेनाओंने 
बचे हुए बंदी अंग्रेज सिपाहियोंकों छुड़ाया और मअंग्रेजोंकी 
विजयके उपलक्ष्यमें काबुलके बाजारको बारूदसे उड़ा दिया | 
अंग्रेजोंने काबुल शहरको निर्दयताके साथ ध्वस्त कर डाला, 
बड़े पैमानेपर लूटमार की और हजारों बेगुनाह अ्रफगानोंको 
मौतके घाट उतार दिया । इन बर्बरतापूर्ण कृत्योंके साथ 
इस अन्यायपूर्ण और MATS युद्धका अन्त हुआ । शीघ्र 
ही भ्रफगानिस्तानसे अंग्रेजी सेनाको वापस बुला लिया गया .. 
और दोस्त मुहम्मद, जिसे कलकत्तेमें नजरबन्दीसे रिहा कर 
दिया गया था, अफगानिस्तान वापस लौट गया व १८४२ 
ई० में दुबारा गद्दीपर बैठा जिससे उसे अनावश्यक और 
अनुचित तरीकेसे हटा दिया गया था । वह १८६३ ई० तक 
अफगानिस्तानका शासक रहा । उस वर्ष so सालकी 
sar saat देहांत हुआ । इसमें कोई ade नहीं कि पहला 
अफगान युद्ध भारतकी ब्रिटिश सरकारकी ओरसे नितांत 
अनुचित रीतिसे sare ही Se fear गया था Ate लार्ड 
आक्लैण्डकी सरकारने उसका संचालन बड़ी अयोग्यताके 
साथ किया | इस युद्धसे कोई लाभ नहीं हुआ और उसमें 
२०,००० भारतीय तथा प्ंग्रेज सैनिक मारे गये और डेढ़ 
करोड़ रुपया बर्बाद हुआ जिसको भारतकी गरीब जनतासे 
वसूला गया | 

दूसरा आग्ल-अफगान युद्ध (१८७८-८० Fo )-वाइसराय 
लार्ड fret प्रथम (१८५७६-१८८० fo) के शासन- 


35. 


आपग्ल-अफगान युद्ध 


३५ 





कालमें आरम्भ हुआ और उसके उत्तराधिकारी लाई 
रिपन (१८८०-८४ fo) के शासनकालमें समाप्त हुआ | 
अ्रमीर दोस्त मुहस्मदकी मृत्यु १८५६३ ई० में हो गयी 
और उसके बेटोंमें उत्तराधिका रके लिए युद्ध शुरू हो गया । 
उत्तराधिकारका यह युद्ध (१८६३-६८ ई०) पाँच वर्ष 
चला । इस बीच भारत सरकारने पूर्ण निष्क्रियताकी 
नीतिका पालन किया और काबुलकी गद्ठीके प्रतिद्वन्द्रियोंमें 
किसीका पक्ष नहीं लिया। wait १८६८ fo में जब 
दोहूत्‌ मुहम्मदके तीसरे बेटे शेर अलीने काबुलकी गद्दी 
प्राप्त कर ली तो भारत सरका रने उसको अफगानिस्तानका 
अमीर मात लिया और उसे शस्त्रासत्न तथा धनकी 
सहायता देना स्वीकार कर लिया। लेकिन इसी बीच 
मंध्य एशियामें रूसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। रूसने 
बुखारापर १८६६ में, ताशकंदपर १८६७ में और समर- 
कंदपर १८६८ ई० में कब्जा कर लिया । मध्य एशियामें 
रूसके प्रभावके बढ़नेसे अफगानिस्तान और भारतकी 
अंग्रेज सरकारकों चिन्ता हो गयी । श्रमीर शेरश्नली मध्य 
एशियामें रूसके प्रभावकों रोकना चाहता था और भारत- 
की अ्रंग्रेज सरकार अ्रफगानिस्तानको रूसी प्रभावसे मुक्त 
रखना चाहती थी। इन परिस्थितियोंमें १८६६ ई० में 
पंजाबके अम्बाला नगरमें अमीर sore और भारतके 
वायसराय लार्ड Fat (१८६६-७२ ई०) की भेंट हुई । 
उस समय अ्रमीर अंग्रेजोंकी यह माँग मान लेनेके लिए 
तैयार हो सकता था कि वह अपने वैदेशिक सम्बन्धमें 
अंग्रेजोंका नियंत्रण स्वीकार कर ले और अंग्रेज रूसके 
विरुद्ध उसकी सुरक्षाकी जिम्मेदारी ले लें और सहायता करें 
और उसको अथवा उसके नामजद व्यक्तियोंको ही अफ- 
गानिस्तानका अमीर मानें । इंग्लैण्डके निर्देशपर ब्रिटिश 
सरकारने सुरक्षाकी जिम्मेदारी लेनेकी बात नहीं मानी, 
यद्यपि शस्त्रासत्र और धनकी सहायता देनेका वचन दिया । 
स्वाभाविक रूपसे अमीर sea भारत सरकारसे 
समझौतेकी शर्तें संतोषजनक नहीं लगीं। लेकिन १८७३ 
fo में रूसियोंने खीवापर अधिकार कर लिया और इस 
प्रकार उनका बढ़ाव अफगानिस्तानकी ओर होने लगा। 
इस हालतसे चिन्तित होकर श्रमीर ToT १८७३ में 
वाइसराय लार्ड नार्थत्रक (१५७२-७६ Go) के सामने 
आग्ल-अफगानिस्तान सन्धिका प्रस्ताव रखा जिसमें 
अफगानिस्तानको यह आश्वासन देना था कि यदि रूस 
अथवा उसके संरक्षणमें कोई राज्य अफगानिस्तानपर 
आक्रमण करे तो ब्रिटिश सरकार अफगानिस्तानकी 
सहायता केवल weaves और धन देकर ही नहीं करेगी 


वरन्‌ अपनी सेना भी वहाँ भेजेगी । उस समय इंग्लैण्डमें 
ग्लैडस्टोनका मंत्रिमंडल था। उसकी सलाहके अनुसार 
लाई नार्थब्रुक इस प्रस्तावपर राजी नहीं हुआ । ATA 
इस बातके लिए भी राजी नहीं हुआ कि वह अमीर शेर- 
अलीके पुत्र अब्दुल्ला जानको उसका वारिस मानकर उसे 
भावी अमीर मान ले। इन बातोंसे शेरअली अंग्रेजोंसे 
नाराज हो गया और उसने रूससे अपने सम्बन्ध सुधारनेके 
लिए लिखा पढ़ी शुरू कर दी। रूसी एजेण्ट जल्दी-जल्दी 
काबुल आने लगे। १८७४ ई० में डिज़रेली ब्रिटेनका 
प्रधान मंत्री बना और १८७७ ई० में रुस-तुर्की युद्ध 
शुरू हो गया जिससे इंग्लैण्ड और रूसके adit 
कदुता उत्पन्न हों गयी और दोनोंमें किसी समय भी युद्ध 
छिड़नेकी आशंका उत्पन्न हो गयी । इस हालतमें अंग्रेजोंने 
अफगानिस्तानपर अपना मजबूत faa रखनेका निश्चय 
किया जिससे अफगानिस्तानसे होकर भारतमें अंग्रेजी 
राज्यके लिए कोई खतरा न उत्पन्न हो। इस नीतिके 
परिणामस्वरूप अंग्रेजोंने क्वेटापर १८७७ Fo में भ्रधिकार 
कर लिया क्‍योंकि कंधारके रास्तेकी सुरक्षाके लिए 
उसपर नियंत्रण रखना जरूरी था । लार्ड नार्थब्रुकके 
उत्तराधिकारी लार्ड fret प्रथम (१८७६-८० ई०) 
ने डिज़रेली मंत्रिमं डलकी सलाहसे काबुल दरबारमें एक 
ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भेजनेका निश्चय किया जिसे 
१८७३ fo में अफगानिस्तानके अमीर द्वारा प्रस्तावित 
शर्तोके आधारपर सन्धिकी बातचीत शुरू करनी थी। 
उन शर्तोंके अलावा यह शर्त भी रखी गयी कि हेरातमें 
भी ब्रिटिश रेजीडेण्ट रखा जाय । लेकिन अमी रने ब्रिटिश 
प्रतिनिधिमंडल काबुल भेजनेका प्रस्ताव स्वीकार नहीं 
किया | उसकी ओरसे कहा गया कि यदि अफगानिस्तानमें 
ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल आयेगा तो रूसके प्रतिनिधि- 
मंडलको भी आनेकी इजाजत देनी पड़ेगी । इस प्रकार 
इस मामलेमें एक गतिरोध-सा उत्पन्न हो गया लेकिन 
अमीरके प्रतिबन्धके बावजूद एक रूसी प्रतिनिधिमंडल 
जनरल स्टोलीटाफके नेतृत्वमें १८७८ fo में अ्रफगानिस्तान 
पहुँचा और उसने अमीर TAA २२ जुलाई १८७८ को 
सन्धिकी बातचीत शुरू कर दी। उसने अफगानिस्तान- 
पर विदेशी हमला होनेपर रूसकी ओरसे सुरक्षाकी 
गारण्टी देनेका प्रस्ताव रखा। रूसी प्रतिनिधिमण्डलके 
काबुलमें हुए स्वागतसे लार्ड लिटन (प्रथम) भयंकर रूपसे 
क्ुद्ध हो गया और उसने इंग्लैण्डकी ब्रिटिश सरकारके 
परामर्शसे अफगानिस्तानके अभ्रमीरपर इस बातका 
दबाव डाला कि वह काबुलमें ब्रिटिश प्रतिनिधि मण्डलका 


७ 


3 
३६ 


आंग्ल-अफगान युद्ध 





भी स्वागत एक निश्चित तारीख २० नवम्बर १८७८५ 
को करे। अमीरने तब नयी सन्धिके अंतर्गत रूससे 
मदद माँगी लेकिन इस बीच रूस-तुर्की युद्ध समाप्त हो 
गया था और यूरोपमें शान्ति स्थापित हो गयी थी और 
grave और eat बीच १८७८ की वलिनकी सन्धि हो 
गयी थी। रूस अब इंग्लैण्डसे युद्ध नहीं करना चाहता 
था। इसलिए उसने शेर अलीको अंग्रेजोंसे सुलह करनेकी 
सलाह दी, लेकिन शेरअलीने wea सुलहमें काफी देरी कर दी 
थी, क्योंकि अंग्रेज सेनाने २० नवम्बरको अफगानिस्तानपर 
हमला बोल दिया था और इस प्रकार दूसरा आंग्ल- 
अफगान युद्ध शुरू हो गया था। 

जिस प्रकार पहले आंग्ल-अफगान युद्ध (१८३८-४२ ई०) 
में ब्रिटिश भारतीय Sarat आरम्भमें सफलताएँ मिलीं 
थीं, उसी प्रकार इस बार भी मिलीं । रूसके साथ न देनेके 
कारण sort अंग्रेजी aver अ्रधिक प्रतिरोध 
नहीं कर सका। तीन अंग्रेजी सेनाओोंने तीन ओरसे 
काबुलपर चढ़ाई कर दी-जनरल ब्राउनके नेतृत्वमें एक सेना 
खैबरके दरेंसे, दूसरी सेना जनरल (बादमें are) 
राबर्ट्सके नेतृत्वमें कुरंमकी घाटीसे और तीसरी सेना 
जनरल बीडल्फके नेतृत्वमें क्वेटासे आगे बढ़ी । चौथी 
ब्रिठिश सेनाने Seat eens नेतृत्वमें कंधारपर कब्जा 


कर लिया। शेरअ्॒लीकी हालत एक महीनेमें ही इतनी - 


पतली हो गयी कि ag अफगानिस्तान छोड़कर तुकिस्तान 
भाग गया जहाँ शी ध्र ही उसकी मृत्यु हो गयी । शेरश्नलीकी 
wat बाद उसके बेटे याकूबखाँने अंग्रेजोंसे सुलहकी 
बातचीत चलायी और मई १८७६ ई० में गन्दमककी 
afer कर ली। इस सन्धिमें अंग्रेजोंकी सभी शर्तें मंजूर 
कर ली गयीं। इसके अलावा काबुलमें ब्रिटिश राजदूतोंको 
रखना तय हुआ और अ्रफगानिस्तानकी बैदेशिक 
नीति भारतके बांसइरायकी रायसे तय करनेकी बात भी 
मान ली गयी । कुरंम, पिशीन और सिबीके जिले भी 
अंग्रेजोंकी सौंप दिये गये । इस सन्धिके अनुसार प्रथम 
ब्रिटिश राजदूत कैवगनरी जुलाई १८७६ ई० में काबुल 
पहुँच गया । उस समय ऐसा मालूम होता था कि इस 
युद्धमें अंग्रेजोंको पूरी सफलता मिली है। लेकिन ३ 
सितम्बरको काबुलकी अफगान सेनामें सैनिक विद्रोह हो 
गया, कैवगनरीकी हत्या कर दी गयी और फिरसे लड़ाई 
शुरू हो गयी। अंग्रेजोंने इस बार तत्काल प्रभावशाली 
ढंगसे काररवाई की। राबर्टूसने अक्तूबर १८७६ ई० 
में काबुलपर अ्रधिकार कर लिया और wate याकूबखाँकी 
हालत कैदी जैसी हो गयी । उसके भाई अ्रयूबखाँते अपनेको 


अमीर घोषित कर दिया और उसने जुलाई १८८० ई० में 
ब्रिटिश सैनाको कंधारके निकट भाईबन्दके युद्धमें पराजित 
कर fear afer cada एक बड़ी सेनाके साथ काबुलसे 
कंधार पहुँचा, शे रअ्नलीके भतीजे अब्दुर॑हमानने भी अंग्रेजोंकी 
काफी मदद की और ब्रिदिश सेनाने अयूबर्खांको पूरी तौरसे 
हरा दिया । इसी बीच इंग्लैण्डमें डिजरेलीके स्थानपर 
ग्लैडस्टोन प्रधान मंत्री बन गया, जिसने भारतके वाइसराय 
लार्ड लिटनको वापस बुलाकर लार्ड रिपनकों भारतका 
वाइसराय (१८८०-८४) बनाया । नये वाइसरायने 
अब्दुरृहमानके साथ afer करके दूसरा आंग्ल-अ्रफगान युद्ध 
समाप्त कर दिया । इस सन्धिमें अब्दुर॑हमानखाँको अफ- 
गानिस्तानका अमीर मान लिया गया । अमीरने अंग्रेजोंसे 
वाधिक सहायता पानेके बदलेमें अपनी वैंदेशिक नीतिपर 
भारत सरकारका नियंत्रण स्वीकार कर लिया। 
गन्दमककी सन्धिमें जो जिले अंग्रेजोंको मिले थे वे उनके 
पास ही बने tI 
दूसरा अफगान युद्ध दो नीतियोंकी पारस्परिक 
प्रतिक्रियाका परिणाम था । एक नीति जिसे अग्रसर 
नीति (फारवर्ड पालिसी) कहा जाता था, उसके अनुसार 
भारतकी, पश्चिमोत्तरमें, प्राकृतिक सीमा हिन्दृकुश होनी 
चाहिए । इस नीतिके अनुसार भारतके ब्रिटिश सा म्राज्यमें 
कंधार और काबुलको जो भारतके दो फाटक माने जाते 
थे, सम्मिलित करना आवश्यक समझा जाता at | दूसरी 
नीतिके अनुसार रूस और इंग्लैण्ड, जो पूर्वमें अ्रपने सा म्राज्य- 
का विस्तार करनेके कारण एक दूसरेके प्रतिद्वंद्वी थे, दोनों 
अफगानिस्तानको अपने प्रभावके अंतर्गत रखना चाहते थे। 
इंग्लैण्डमें विशेष रूपसे कंजरवेटिव पार्टीको अफगानिस्तान 
होकर भारतकी ओर wat प्रसारका तीव्र भय था। 
यद्यपि यह भय कभी साकार नहीं हुआ तथापि इसने 
अफगानिस्तानके sft ब्रिटिश नीतिको समूची १९वीं 
शताब्दी भर प्रभावित किया । 
तीसरा आग्ल-अफगान युद्ध (अ्प्रैल-मई १९१६)-बहुत 
थोड़े दिन चला। प्रमीर अब्दुर्रहमानने जिसे लार्ड रिपनने 
अफगानिस्तानका अमीर मान लिया था, उसने १६०१ 
ई० में मृत्युपर्यन्त शासन किया । उसके उत्तराधिकारी 
अमीर हबीबुल्लाह्‌ (१६०१-१६ ई०) ने अपनेको 
अफग।निस्तानका शाह घोषित किया और उसने भारतकी 
अंग्रेजी सरकारसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखा । लेकिन उसके 
बेटे और उत्तराधिकारी शाह अमानुल्लाह (१६१६-२६ 
ई०) ने आंतरिक झगड़ों और अ्रफगानिस्तानमें व्याप्त 
अंग्रेज-विरोधी भावनाओ्रोंके कारण, गद्दीपर बैठनेके बाद 


a 


आग्ल-फ्रांसोसो युद्ध-आकलंण्ड, AS 


३७ 





ही भारतकी ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध युद्धकं घोषणा कर 
दी। इस तरह तीसरा झांग्ल-अफगान युद्ध शुरू हों गया । 
यह युद्ध केवल दो महीने (अप्रैल-मई १६१६ ६०) VAT I 
भारतकी ब्रिटिण सेनाने व्मों, विमानों, बेंतारकेत/रकी 
संचार व्यवस्था और आधुनिक शस्त्रास्त्रोंका प्रयोग करके 
momar हरा द्विस्ना । अफगानोंके पास आधुनिक 
जस्त्रास्त्र नहीं थे । उन्हें मजबूर होकर शान्ति-सन्धिके 
लिए झुकना पड़ा । परिणामस्वरूप रावलपिडीकी afer 
(अगस्त १६१६) हुई । इस सन्धिके द्वारा तय gar Pr 
ग्रफगानिस्तान॑ भारतके ate शस्त्रास्त्रोंका mara 
नहीं करेगा। अफगानिस्तानके शाहको भारतस्ते दी जाने- 
वाली झधिक सहायता भी बंद कर दी गयी और झ्फगा- 
निस्तानकों अपने वैदेशिक संबंधोंकी पूरी आजादी 
दे दी गयी। भारत और अफगानिस्तान, दोनोंने एक दूसरेकी 
स्वतंत्रताका सम्मान करनेंका निश्चय किया । wa 
यह भी तथ हुआ कि अफगानिस्तान अपना राजदूत 
लन्दनमें रखेगा और इंग्लैण्डका राजदूत काबुलमें रखा 
“ जायगा। इसके बादस आंग्ल-अ्रफगान सम्बन्ध प्रायः 
मैत्रीपूर्ण रहा । 
आग्ल-फ्रांसीसी युद्ध-देखो कर्नाटक बुद्ध । 
आईन-ए-अकबरी-फारसीका एक प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ जिसे 
neat वादशाहके विश्वासपात्र और मीरमुन्शी (प्रधान 
सचिव) अबुलफजलने लिखा था। इसमें श्रकबरकी 
सल्तनत, उसके सैनिक प्रबन्ध तथा शासन-प्रवंधके बारेमें 
यूचनाएँ मिलती हैं। फारसीके अन्य इतिहास ग्रन्थोंसे 
इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें मुगल सल्तनतके 
हर-एक सूबे, जिले, और परगनोंके wise दिये गये हैं । 
BT wey हमें मुगलोंके कालकी आशिक स्थिति 
तथा मुगल शासन-व्यवस्थाके सम्बन्धमें विस्तृत जानकारी 
मिलती है । इस पग्रन्थका अंग्रेजीमें टिप्पणी सहित अनुवाद 
ब्लाकमैन और tA १८७३ Fo में किया था। इस 
wat अकबरकालीन भारतके वारेमें सबसे प्रामाणिक 
जानकारी मिलती है 1 
आउटरम, सर जेम्स (१८०३-६३ ई०)-गदरके समय 
अंग्रेजोंका एक वीर नायक था। बह १८१६ ई० में एक 
कैडेट (शिक्षार्थी सैनिक अधिकारी) के रूपमें भारत 
oat | अगले साल अपनी चुस्तीके कारण वह पूनामें 
एडजुटेंट बना दिया गया। १८२५ ई० में उसे खानदेश 
भेजा गया । बहाँके भील उससे बहुत प्रभावित हुए । 
उसने भीलोंको पैदल फौजमें भरती किया। उनको 
हलके हथियार दिये गये । यह पलटने स्थानीय चोरोंकी 





















तक वह गुजरातमें पोलिटिकल एजेंट रहा । १८३८ Fo 
उसने अफगान युद्धमें भाग लिया। उसने गजनीके 
frre सामने शत्तुप्रोंके झंडे छीन लेनेमें व्यक्तिगत 
रीतिसे बड़ी बीरता प्रदर्शित की, जिसके कारण उसका 
aga नाम हुआ । १८३६ ई० में वह सिंधमें पोलिटिकल 
एजेंट नियुक्त हुआ । उसने अपने उच्च अधिकारी सर 
aay नेपिययकी नीतिका विरोध करके, जिसके 
फलस्वरूप सिधके अमीरोंसे युद्ध' हुआ, अपने सबल 
व्यक्तित्व तथा अपनी न्यायप्रियताका परिचय दिया। 
परन्तु जब युद्ध छिड़ गया तो उसने ८०० बलूचियोंके 
हमलेसे हैदराबाद रेजिडेंसीकी वीरतापूर्वक रक्षा की । 
इसके फलस्वरूप सर चार्ल्स नेपियरने उसकी तुलना प्रसिद्ध 
फ्रांसीसी वीर बेयार्डसे की । 

१८५४ fo में वह लखनऊमें रेजिडेंट नियुक्त gar । 
१८४५६ ई० में उसने भ्रवधका राज्य नवाबोंसे ले लिया 
और उसके अंग्रेजी साम्राज्यमें मिला लिये जानेके बाद 
प्रांतता पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त हुआ । जिस समय 
गदर हुआ वह फारसमें था। उसे शीघ्रतासे फाइससे 
बुला लिया गया और कलकत्तासे कानपुरतककी रक्षा 
करनेवाली बंगाल आर्मीका कमांडर नियुक्त किया 
गया । उसने लखनऊ रेजिडेंसीका मोहासरा उठानेमें 
हैवलाककी भारी मदद की ate विद्रोहियोंको चकमा 
देकर रेजिडेंसीमें फैंसी फौजको निकाल ले आया | इसके 
बाद उसने लखनऊपर पुनः अधिकार करनेमें सर कालिन 
कैम्पबेलको मदद दी। गदरके समय उसने लोमड़ी जैसी 
चालाकी तथा सिंह जैसे पराक्रमका परिचय दिया। 
ब्रिटिश पालियामेण्टने इसके उपलक्ष्यमें उसे 'बैरन' की पदवी 
प्रदान की और उसकी झ्राजीवन पेंशन नियत कर दी। कल- 
कत्तामें स्थापित उसकी Sax सवार मूर्ति मूतिकलाका 
उत्तम उदाहरण थी। उसने १८६० ई० में अवकाश ग्रहण 
किया और १८६३ ई० में इंग्लैण्डमं उसकी मृत्यु हुई। 

आकमसटी, सर संम्युअल-को लार्ड मिटो प्रथम (१८०७- 
१७) ने मद्रासमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके सैनिक भ्रधिकारियों - 
के विद्रोह कर देनेपर मद्रासकी सेनाका सेनापति नियुक्त 
किया था। आकमटीने शीघ्र ही विद्रोह शांत कर 
दिया । इसके पुरस्कारस्वरूप जावापर आक्रमण करनेके 
लिए (१5१०-११ So) जो ब्रिटिश सैन्यदल भेजा गया 

उसका नेतृत्व उसे सौंपा गया। परिणामस्वरूप १८११ 

ई० में जावापर अधिकार कर लिया गया | 

आकूलेण्ड, लार्ड-१5२६ से ४२ ई० तक ६ वर्ष भारतका 
गवर्नर-जनरल रहा । उसके प्रशासनमें कोई उल्लेखनीय 











ac° 


आक्टरलोनी, सर डेबिड-आजीवक 





कार्य नहीं हुआ । यह सही है कि उसने भारतीयोंके लिए 
शिक्षाप्रसार और भारतमें पश्चिमी चिकित्सा-पद्धतिकी 
शिक्षाको प्रोत्साहन दिया । उसने कम्पनीके डायरेक्टरोंके 
उस आदेशको कार्यरूपमें परिणत किया जिसके अधीन 
तीर्थयात्रियों और धामिक संस्थाओ्रोंसे कर लेना बन्द 
कर दिया गया । लेकिन १८३७-३८ ई० में उत्तर भारतमें 
पड़े विकराल अकालके समय लोगोंके कप्टोंको दूर 
करनेके लिए पर्याप्त कदम उठानेमें वह विफल रहा । 
उसने १८३७ fo में पादशाह बेगमके विद्रोहका दमन 
किया और अवधके नये नवाब (बादशाह) नसीरउद्दीत 
हैदरकों बाध्य करके नयी सन्धिके लिए राजी किया 
जिसके द्वारा उससे अधिक वाधिक धनराशि वसूल की जाने 
लगी । उस सन्धिको कम्पनीके डायरेक्टरोंने नामंजूर 
कर दिया, लेकिन आक्लैण्डने इस बातकी सूचना अवधके 
बादशाहकों नहीं दी । उसने सताराके राजाको गद्दीसे 
उतार दिया क्योंकि उसने पुर्तगालियोंसे मिलकर 
राजद्रोहका प्रयत्न किया था। अपदस्थ राजाके भाईको 
उसने गद्दीपर बैठाया । उसने करनूलके नवाबकों भी 
कम्पनीके विरुद्ध युद्ध करनेका प्रयास करनेके आरोपमें 
गद्दीसे हटा दिया और उसके राज्यको अंग्रेजी राज्यमें 
मिला लिया । ard आक्लैण्डका सबसे बदनामीवाला काम 
उसका प्रथम आंग्ल-अफगान युद्ध (१८३८-४२) शुरू 
करना था जिसका लक्ष्य दोस्त मुहम्मदको अफगानिस्तानकी 
गद्दीसे हटाना था क्‍योंकि ag रूसका समर्थक था 
और उसके स्थानपर शाहशुजाको वहाँका अ्रमीर बनाना 
था जिसे पअंग्रेजोंका समर्थक समझा जाता aT | यह युद्ध 
अनुचित था और इसके द्वारा सिन्धके अमीरोंसे की गयी 
सन्धिको उसे तोड़ना पड़ा था। इस युद्धका संचालन 
इतने गलत ढंगसे हुआ कि वह एक Fart घटना बन 
गयी aie ars झाक्लैण्डको इंग्लैण्ड वापस बुला लिया 
गया और उनके स्थानपर लार्ड एलेनबरोकों भारतका 
गवर्नर-जनरल बनाकर भेजा गया | 
ऑक्टरलोनी, सर डेबिड (१७४८-१८२५ ई०)-ईस्ट 
इंडिया कम्पनीकी सेवामें एक सुविख्यात सेतानाथक | 
उसने १८०४ Fo में होल्‍्करके आक्रमणके समय दिल्लीकी 
अत्यंत कुशलतासे रक्षा की AT | उपरांत १५१४-१५ Fo 
के गोरखा युद्ध (दे०) में, वह उन तीन आंग्ल भारतीय 
सेनाओंमेंसे एकका कमांडर था, जिसने नेपालपर श्राक्रमण 
किया था। अन्य दो सेनाओ्रोंके कमांडर तो भाग 
आये, किन्तु आक्टरलोनी पश्चिमकी ओरसे नेपालपर 
OAT करके मोर्चेपर डटा रहा। इस सफलताके 


पुरस्का रस्वरूप उसकी पदोन्नति की गयी और उसे उन 
समस्त अंग्रेज श्रौर भारतीय सेनाओ्रोंका सर्वोच्च कमांडर 
नियुक्त कर दिया गया जिन्होंने नेपालपर श्राक्रमण किया 
था। उसने अपनी पदोन्नतिको सार्थक सिद्ध कर दिया 
तथा कठिन युद्धके उपरांत नेपालमें दूरतक घुसता चला 
गया, यहाँतक कि seat राजधानी काठ AIS केवल५० 
मील दूर रह गयी। परिणामस्वरूप १८१६ ई०में नेपालको 
संगौलीकी संधि (दे०) करनी पड़ी। १८१७-१८ ई० 
के पेंढारी युद्ध (१५१७-१८ Fo) में वह राजपूतानेकी 
पलटनका कमांडर था और उसने अ्रमीरखाँको पेंढारियोंसे 
फोड़कर अंग्रेजोंकों शीत्र विजय दिलानेमें मदद दी । 
१८२४-२६ ई० में प्रथम बर्मा युद्ध छिड़नेपर उसने भरत- 
पुर (दे०) पर चढ़ाई बोली, जहाँ दुजंन सालने अल्प- 
वयस्क राजा बलवन्तर्सिहके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था । 
किन्तु गवर्नर-जनरलने उसे तत्क्षण वापस बुला लिया | 
इसके थोड़े ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गयी । चौरंगीके 
समीप कलकत्ताके मैदानमें श्रॉक्टरलोनीका एक स्मारक 
आज दिन भी वर्तमान है और उसे साधारणत: मनिवार- 
मठ कहा जाता है। 

आक्सेनडेन, सर जाजज-सूरतमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी 
फैक्टरीका अध्यक्ष था और १६६२ से १६६६ ई० तक 
बम्बईका Wade रहा TAT १६६४ ई० में शिवाजीके 
हमलेके विरुद्ध सूरतकी बोरतापूर्वक रक्षा की और बादशाह 
औरंगजेबने भी उसकी प्रणंसा की । 

आगा खाँ-भारतीथ मुसलमानोके वोहरा इस्माइली समुदायके 
धामिक नेताकी उपाधि। aaa mM खाँ श्रली 
खाँ हैं जो इस पदके चौथे उत्तराधिकारी हैं। प्रथम 
आगा खाँ हसन अली खाँ थे, जो अ्यतेफो हजरत मुहम्मदकी 
पुत्री के वंशज बताते थे। उनके बेटे श्रागा अलीशाह 
तीन वर्ष (१८८१-१८८४ ई०) इस पद पर रहे और 
उनके पुत्र सुल्तान मुहम्मद arr खाँ तृतीयको 'हिज हाई- 
नेस'की उपाधि ब्रिटिश शासकोंने प्रदान की । (नौरोजी 
दुभसिया-दि atm खाँ एण्ड fer wad) 

आजम, शाहजादा-छठे मुगल बादशाह औरंगजेब (१६५८- 
१७०७ ई०) का तीसरा बेठा था जिसने अ्रपने बापके 
मरनेके बाद तख्तके लिए अपने बड़े भाई शाहजादा 
मुश्रज्जमसे युद्ध किया और झ्रागराके निकट जाजऊकी 
लड़ाईमें १० जून १७०७ ई० को हारा और मारा 
गया । 

आजीवक-सम्प्रदायकी स्थापना गोशालाने की थी जो 
गौतम aaa समकालीन at उनके विचार सामझ-.- 


. आदम, जान-आननन्‍्दपाल 


RE 





फल aa तथा भगवतीसूत्र में मिलते हैं। आजीवक 
पुरुषार्थमें विश्वास नहीं करते थे । वे नियतिको मनुष्यकी 
सभी अवस्थाओंके लिए उत्तरदायी ठहराते थे। उनके 
नियतिवादमें पुरुषक्े बल या वीर्य (पराक्रम) का कोई 
स्थान नहीं था। वे पाप या पुण्यका कोई हेतु या कारण 
नहीं मानते थे। आजीवकोंका सम्प्रदाय कभी इतना 
विशाल नहीं हुआ कि राजनीतिपर उसका कोई प्रभाव 
पड़ता, हालाँकि अशोकके कालमें उनका समुदाय महत्त्व- 
पूर्ण माना जाता था। अशोकके पोतेने गयाके निकट 
बराबर पहाड़ियोंमें निमित तीन गुफा-मंदिर आजीवकों- 
को दान कर दिये थे । 

आदम, जान-गवर्तर-जनरलकी कौंसिलका वरिष्ठ सदस्य 
था। १८२३ ई० भें जनवरीसे जुलाईतक उसने स्थाना- 
Ta गवर्नर-जनरलके रूपमें कार्य किया। उसके अल्प 
शासनमें कलकत्ता जर्नलके सम्पादक जान सिल्क 
बकिघमको सार्वजनिक मामलोंकी आलोचना करनेके 
कारण देशसे निकाल दिया गया। इस घटनाके बाद 
भारतके सार्वजनिक जीवनमें समाचारपत्रोंने भी भ्रपना 
स्थान बना लिया | 

आदि ग्रंथ-सिखोंका धर्मग्रंथ।॥ उसका संकलन पाँचवें 
गुरु अर्जुत (१५८१-१६०६ ई०) ने १६०४ ई० में किया 
था। उसमें गुरु नानक, उनके तीन उत्तराधिकारियों 
तथा aren संतोंकी वाणियाँ संकलित हैं । 

आदित्य (८८०-६०७ ई० )-चोलवंशके प्रारम्भिक राजाओों- 
में था। उसने पल्‍लव राजा अपराजितको हराकर पल्लवोंकी 
राज्यशक्ति समाप्त कर दी और इस प्रकार अपने पुत्र तथा 
उत्तराधिकारीके राज्यकालमें चोल राज्यके उत्कर्षका पथ 
प्रशस्त कर दिया । 

आदित्यवंश-कम्बुज (कम्बोडिया ) की जनश्रुतियोंके अनु- 
सार इन्द्रप्रस्थका एक राजा था जिसके पुत्र कौण्डिन्यने 
कम्बुजके राजवंशकी स्थापना की । इस सम्बन्धमें 
भारतमें कोई ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिलती है । 

आदित्यसेन-माधवगुप्त का पुत्र था और ६७२ ई०में मध्य- 
देशमें राज्य करता था। उसने अ्रश्वमेध यज्ञ किया और 
अपनी पुत्नीका विवाह मौखरि भोगवरद्धनसे frat 
उसकी दौहित्नीका विवाह नेपाल-तरेश शिवदेवसे हुआ था 
और उनके पुत्र जयदेवका विवाह कामरूप-नरेश हर्षदेवकी 
पुत्री राज्यमतीसे हुआ था । 

आदिलशाही राजबंश-की स्थापना बीजापुरमें १४८६ ई० में 
यूसुफ आदिल खाँने की थी । वह जाजिया-निवासी गुलाम 
था जो अपनी योग्यताके कारण बहमनी सुल्तान महमूद 
(१४८२-१५१८ fo) के यहाँ ऊँचे पदपर पहुँचा भा 


और उसको बीजापुरका सूबेदार बनाया गया था । बादमें 


उसने बीजापुरको राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित 
किया । उसके राजवंशने बीजापुरमें १४८६ से १६८५ 
ई० तक राज्य किया। अन्तिम आदिल शाही सुल्तान 
सिकंदरको औरंगजेबने पराजित करके गिरफ्तार कर 
लिया | इस राजवंशमें-यूसुफ, इस्माइल, AeA, इब्राहीम 
प्रथम, अली इब्नाहीम द्वितीय, मुहम्मद अली द्वितीय और 
सिकंदर नामक सुल्तान हुए। इस वंशके सुल्तानोंने 
दक्षिणमें अनेक लड़ाइयाँ लड़ीं। १५८५ ई० में जब 
मुसलमानोंने संयुक्त रूपसे विजयनगरपर हमला किया 
और तालीकोटका युद्ध जीत कर विजयनगर राज्यको 
नष्ट कर दिया तो उसमें आदिलशाही सुल्तान भी 
शामिल थे। आदिलशाही सुल्तानोंको इमारतें बनवानेका 
शौक था। बीजापुर शहरके चारों ओर शहरपनाह, 
बीजापुरकी खास मस्जिद, गगन महल, इब्राहीम द्वितीय 
(१५५०-१६२६ fo) का मकबरा और उसके उत्तरा- 
धिकारी मुहम्मद (१६२६-५६ ई०) का मकबरा 
भव्य इमारतें हैं जिन्हें कुशल कारीगरोंसे बनवाया गया 
था। कुछ सुल्तान, खासतौरसे Gor सुल्तान THETA 
द्वितीय योग्य और उदार शासक था। वह साहित्यप्रेमी 
था। प्रसिद्ध इतिहासकार मुहम्मद कासिम उर्फ फरिश्ताने 
आदिलशाही संरक्षणमें रहकर अपना प्रसिद्ध इतिहास 
ग्रन्थ (तारीख-ए-फरिश्ता' लिखा था । 

आदिवराह-कन्नौजके गुर्जर-प्रतिहार राजा मिहिर भोज 
(5८४०-६० Go) की उपाधि थी। उसके चाँदीके सिक्‍कोंमें 
यह नाम प्रंकित मिलता है जो उत्तरी भारतमें बहुतायतसे 
मिले हैं । 

आविसुर-बंगालकी साहित्यिक अनुश्नुतियोंके अनुसार गौड़ 
अथवा लक्षणावतीका राजा था | उसने बंगालमें ब्राह्मण 
धर्मको पुनरुज्जीवित करनेका प्रयास किया, जहाँपर 
बौद्ध धर्म छाया हुआ था । उसने कान्यकुब्जसे पाँच 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको अपने राज्यमें बुलाकर बसाया जिन्होंने 
सनातन हिन्दू धर्मंकी प्रतिष्ठा की । ये ब्राह्मण ही बंगालके 
TA और ate ब्राह्मणोंके gi थे। आदिसूरका 
समय ७०० ईसवीके बादका माना जाता है। लेकिन 
समकालीन प्रमाणोंके ग्रभावमें श्रादिसू्‌रकी ऐतिहासिकतामें 
संदेह किया जाता है । 

आनन्द अथवा अनन्त देवी-कुमा रगुप्त प्रथम (Zo) (४१५- 
५५ fo) की रानी थी और पुरुगुप्त (दे०) की माता थी । 

आनन्वपाल-सिन्धु नदीके तटपर स्थित उद्भांडपुर अथवा 
श्रोहिन्दके हिन्दू शाही राजवंशके राजा जयपालका पुत्र 


ye 
vo \ 


आनन्द रंग पिललई-आंम्रकाईव 





और उत्तराधिकारी था। वह १००२ ई० के करीब 
गद्दीपर बैठा। सुल्तान महमूद गजनवीने उसके पिता 
जयपालको १००१ ई० में Teed किया था । इसलिए 
गद्दीपर बैठनेके बाद आनन्दपालका पहला HAST यही था 
कि वह सुल्तान महमूदसे इस हारका बदला लेता | 
सुल्तान महमूदने १००६ ई० में उसके प्रतिरोधके बाब- 
जूद मुल्तानपर कब्जा कर लिया और १००८ ई० में 
आनन्‍्दपालके राज्यपर फिरसे हमला किया। आनन्द 
पालने उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्‍ली और श्रजमेरके 
हिन्दू राजाश्रोंका संघ बनाकर सुल्तानकी सेनाका पेशावरके 
मैदानमें सामना किया । दोनों ओरकी सेनाएँ ४० दिन 
तक एक दूसरेके सामने डटी रहीं । अंतमें भारतीय सेनाने 
सुल्तानकी सेनापर हमला बोल दिया और जिस समय 
हिन्दुओंकी विजय निकट मालूम होती थी उसी समय एक 
दुर्घटना घट wit जिस हाथीपर आ्रानन्दपाल अथवा 
उसका पुत्र ब्राह्मणपाल बैठा था वह पीछे मुड़कर भागने 
लगा । यह देखते ही भारतीय सेना छिन्न-भिन्न होकर 
भागने लगी । इस युद्धमें युवराज ब्राह्मणपाल मारा TAT | 
सुल्तानकी विजयी सेना arrears राज्यमें घुस गयी 
और कांगड़ा और भीमनगरके किलों और मंदिरोंपर 
हमला करके उन्हें लूटा । MATA इसपर भी पराजय 
स्वीकार नहीं की और नमककी पहाड़ियोंसे मुसलमानोंका 
लगातार प्रतिरोध करता रहा। कुछ वर्ष बाद उसकी 
मृत्यु हो गयी । 

आनन्द रंग पिललई-ड्प्लेका दुभाषिया था। उसने पांडेचेरीकी 
घटनाओंका विवरण लिखा है और साथ ही उन घटनाओंका 
भी उल्लेख किया है जिनकी प्रतिक्रिया फ्रांसीसी राज- 
धानीमें हुई । उसकी तमिलभाषामें लिखी दैनिन्दिनीके 
बारह खंडोंका अनुवाद अंग्रेजीमें हुआ है। उसने कभी-कभी 
तो बाजारू अ्रफवाहों और मामूली घटनाओ्रोंको भी वहुत बढ़ा 
चढ़ा कर लिखा है । 

आम्श्र-भारतके पूर्वी समुद्रतटपर गोदावरीके मुहानेसे लेकर 
HOS मुहानेतक विस्तृत प्रदेशको कहते हैं। यहाँके 
निवासी ज्यादातर तेलुगु art हैं और इस क्षेत्रमें 
प्राचीनकालसे बसे हुए हैं । ब्रिटिश शासन-कालमें इस 
क्षेत्रतों तमिल-भाषी क्षेत्रसे मिलाकर मद्रास प्रेसीडेन्सी 
बना दिया गया था | स्वतंत्रता-प्राप्तिके बाद यहाँके निवा- 
सियोंने भाषायी आधारपर उनका क्षेत्र मद्राससे अलग 
करके पृथक्‌ राज्य बनानेकी माँग की। fear और 
उपद्रवकी अनेक घटनाएँ घटनेके बाद यह माँग स्वीकार 
कर ली गयी और हैदराबादको राजधानी बनाकर पृथक्‌ 


met राज्यकी स्थापना कर दी wt) meet राज्य 
भारतमें भाषायी राज्यकी स्थापनाका पहला उदाहरण है 
और उसके बाद अन्य राज्योंकी भी भाषायी श्राधारपर 
तोड़नेके आन्दोलन चल पड़े । 

आन्ध्र राजबंश-देखो सातवाहन राजवंश | 

आभीर-गणक। प्रथम उल्लेख पतंजलिके महाभाष्यमें 
मिलता है। वे सिन्धु नंदीके निचले काँठे और पश्चिमी 
राजस्थानमें रहते थे । पेरिप्लस' नामक ग्रंथ तथा टालेमीके 
भूगोलमें भी उनका उल्लेख है । ईसाकी दूसरी शताब्दीके 
उत्तराद्धमें श्राभीर राजा पश्चिमी भारतके शक्‌ शासकोंके 
mate थे। ईश्वरदत्त नामक आभीर राजा महाक्षत्रप 
बन गया था । Saat तीसरी शताब्दीमें aris राजाग्रोंने 
सातवाहन राजवंशक्रे पराभवमें महत्त्वपूर्ण योग दिया था । 
समुद्रगुप्तके इलाहाबादके स्तम्भ-लेखमें AAT उल्लेख 
उन गणोंके साथ किया गया है जिन्होंने गुप्त सम्राट्की 
अधीनता स्वीकार कर ली dt ( पोलि०, पृ० ५४४ ) 

array की लड़ाई-फ़ांसीसियोंका समर्थन प्राप्त कर लेने वाले 
चन्दा साहब और कर्नाटकके नवाब अनवरुद्वीनके बीच १७४६ 
ई० में हुई, जिसमें नवाब पराजित हुआ और मारा गया | 

आस्भि-ई० Jo ३२७-२६ में भारतपर सिकंदर महानके 
आक्रमणके समय तक्षशिलाका राजा था। उसका राज्य 
सिन्धु और जेहलम नदियोंके बीचमें विस्तृत था। वह 
पुरु अथवा पोरसका प्रतिद्वन्द्दी राजा था जिसका राज्य 
जेहलमके पूर्व में था । कुछ तो पोरससे sais कारण 
और कुछ अपनी कायरताके कारण उसने स्वेच्छासे सिकंदर- 
की अ्धीनता स्वीकार कर ली और पोरसके विरुद्ध 
युद्धमें उसने सिकंदरका साथ दिया। सिकंदरने उसको 
पुरस्कारस्वरूप पहले तो तक्षशिलाके राजाके रूपमें 
मान्यता प्रदान कर दी और बादमें सिन्धु और चनाब के 
संगम क्षेत्रकका शासन उसे सौंप दिया। संभवतः 
चन्द्रगुप्त att उससे सारा प्रदेश छीत लिया और 
पूरेपंजावसे यवनों (यूनानियों) को निकाल बाहर किया | 
जब fateh सेनापति एवं उसके पूर्वी सा म्राज्यके उत्तरा- 
धिकारी सेल्यूकसने भारतपर आक्रमण किया तो उस समय 
भी पंजाब चन्द्रगुप्त मौर्यके अधिकारमें था। झआाम्भिका 
अन्त कैसे हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिलती है । 

आम्रकाईब-तीसरे गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८१- 
४१३ fo) का एक सेनापति था। अनेक युद्धोंमें 
विजय प्राप्त करनेके कारण उसका यश चारों ओर 
फैला था। चद्धगुप्त द्वितीयने जब पूर्वी मालवापर 
हमला किया तो सेनापति ग्राम्रकाईव भी उसके साथ 


आयर मेजर विन्सेण्ठ-आयंसमाज 


पृ 





था। उसने सनकानीक महाराजको गुप्तोंका सामंत बनाने 
तथा पश्चिमी मालवा व काठियावाड़के शकोंका उन्मूलन 
करनेमें अपने सम्राट्की सहायता की | वह बौद्ध मत।वलम्बी 
था अथवा बौद्ध धर्ममें श्रद्धा रखता था । उसने एक बौद्ध 
विहार को दान दिया था । 

आयर, मेजर विन्सेण्ट (१८११-८१ ई० )-बंगाल तोपखाने- 
का अफसर होकर १८२८ Fo में भारत आया । १८३६- 
४२ ई० में काबुलपर अंग्रेजोंके आक्रमणमें भाग लिया । 
बादमें उसका स्थानान्तरण बमके लिए हो गया। जब 
भारतमें १८५७ ई० में प्रथम स्वाधीनता संग्राम छिड़ा, 
तो उसे भारत वापस बुला लिया गया। जब वह लौट 
रहा था, तो उसने सुना कि जगदीशपुरके कुर्वेर सिंहने 
आराको घेर रखा है। उसने अ्रपनी जिम्मेदारीपर सेना 
ura कर कुँवरसिहको पराजित किया । इसके बाद वह्‌ 
लखनऊ गया जहाँ उसने १८४८ ई० में अंग्रेजोंकी विजयी 
बनानेमें सहायता दी। वह १८६३ ई० में श्रवकाशपर 
चला TAT | 

आयर, सर चाल्सं-फोर्ट विलियम (कलकत्ता) का प्रथम 
अध्यक्ष था। इस फोर्टे विलियमसे ही सन्‌ १७०० ई० के 

, बादबंगालकी सभी अंग्रेजी फैक्ट्रियोंका नियन्त्रण होता था | 
सर चाल्सके प्रशासनमें कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी । 

आरगांवकी लड़ाई-२६ नवम्बर १८०३ ई० में आर्थर 
वेलेस्लीके नेतृत्वमें प्रंग्रेजों औ्रौर नागपुरके भौंसला शासकके 
नेतृत्वमें मराठा दलके बीच हुई | यह लड़ाई द्वितीय मराठा 
युद्धेके सिलसिलेमें हुई थी । इसमें भोंसलाकी सेना निर्णा- 
यक ढंगसे परास्त हुई और अंग्रेजी सेनाका गवीलशणढ़के 
किलेपर अधिकार हो गया । भोंसला राजाने दिसंबर१८० ३ 
ई० में देवगढ़की aha करके अ्रंग्रेजोंका aft होना 
स्वीकार कर लिया। 

आरजूसंद बानो बेगम-देखों मुमताज महल | 

आरामशाह-दिल्लीका सुल्तान (१२०६-१२११ Eo) । 
वह fests प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीनका उत्तराधिकारी 
था। सुल्तान आरामशाहमें aa गुण नहीं थे। 
उससे उसका सम्बन्ध भी अज्ञात है । कुछ इतिहासकारोंके 
अनुसार वह FEMA बेटा था। AGT फजलके 
अनुसार Fe FILMA भाई था। कुछ अन्य इतिहास- 
कारोंके अनुसार उसका प्रथम सुल्तानसे कोई सम्बन्ध नहीं 
था | उसको कुछ अज्ञात कारणोंसे ही सुल्तान बनाया गया 
जिसे कुतुबुद्दीनके दामाद ईल्तुतमिशने गद्दीसे उतार दिया । 

आरिया-यूनानी इतिहासकारोंके अनुसार हेरातका नाम | 

आरियानता-अफगानिस्तानका यूनानी नाम । 


आर्कोशिया-तामक। प्रयोग यून।नी इतिहासकारोंने कन्दहार 
क्षेत्र लिए किया है । 

आर्यदेव-एक प्रसिद्ध बौद्ध area जो ईस।की दूसरी शताब्दीमें 
हुआ । उसकी गणना वौद्ध धर्मकी महायान शाखाके 
प्रवर्तकोंमें होती है । 

आयेभट-भारतका प्रमुख गणितज्ञ और ज्योतिषी । जन्म 
४७६ ई० में हुआ । २३ वर्षकी अवस्थामें, जब वह 
कुसुमपुर भ्रथवा पटना में रहता था, आ्रार्यभट्ट तंत्र 
नामक ग्रंथ संस्कृममें लिखा। उसने पता लगाया कि 
पृथ्वी प्रति दिन अपनी धुरीपर घूमती है जिससे दिन और 
रात होते हैं। कोपरनिकससे बहुत पहले उसने यह ढूंढ 
निकाला कि पृथ्वी सूर्यके चारों ओर परिक्रमा करती है । 
उसे सूर्य और चन्द्रग्णणा असली कारण. मालूम था। 
उसे यह भी पता था कि चन्द्रमा और दूसरे ग्रह स्वयं प्रकाश- 
मान नहीं हैं वरन्‌ सूर्यकी किरणें उससे प्रतिबिम्बित 
होती हैं तथा पृथ्वी एवं दूसरे ग्रह सूर्यके चारों ओर 
वृत्ताकार घूमते हैं। (बी० बी० दत्त-हिन्दू कंट्रीब्यूशन 
टू मेथमेटिक्स तथा एल० रोडे-ले कांस fe कल्कुल आयंभट्ट ) 

आर्यसमाज-एक सामाजिक सुधारका संगठन जिसकी स्थापना 
स्वामी दयानन्द सरस्वती (दे०) ने १८७५ ई० में की । 
पश्चिमी शिक्षा और विज्ञानके प्रभावसे बहुतसे शिक्षित 
भारतीय ईसाई धर्मकी ओर झुक जाते थे। ब्रह्मससमाज 
और प्रार्थनासमाजकी भाँति आ्रार्यसमाज भी इस श्रवृत्ति- 
को रोकनेके लिए स्थापित किया गया और उसे इसमें 
काफी सफलता मिली | आर्यसमाजका लक्ष्य था वेदोंकी 
और पुनः लौटो'। ag समाजको वैदिक व्यवस्थाके - 
आधारंपर संगठित करना चाहता था और बादके 
पुराण saat छोड़नेपर जोर देता था। आर्यंसमाजने 
एकेश्वरवादकी स्थापना की और बहुईश्वरवाद और 
मूर्तिपूजाकी निन्‍दां की । आर्यंसमाजने जाति-पाँतिके प्रति- 
बन्धों, और बाल-विवाहका विरोध किया और समुद्र 
यात्रा, स्त्री-शिक्षा और विधवा-विवाहका समर्थन किया । 
आर्यसमाजका लक्ष्य भारतकी पददलित अथवा पिछड़ी 
जातियोंका उत्थान करना भी था। उसने शुद्धि आन्दोलन 
चलाकर बहुतसे गैर-हिन्दुओंको हिन्दू बताया और इस 
प्रकार हिन्दू धर्मको फिरसे शक्तिशाली बनानेका प्रयास 
किया। ग्रार्यंसमाजने सामाजिक सुधार और शिक्षाके 
Aad aga are किया, विशेष रूपसे पंजाबमें। प्रारम्भ में 
आरयंसमाजने केवल संस्कृत-शिक्षापर जोर दिया, लेकिन 
बादमें लाला हंसराजके नेतृत्वमें उसकी एक शाखाने 
पश्चिमी-शिक्षा ग्रहण करनेका समर्थन किया और लाहौरमें 


डर 


आर्याबर्त-आलमशाह्‌ द्वितीय या शाहआलम द्वितोय 





दयानन्द एंग्लो-वैदिक कालेजकी स्थापना की । लेकित 
कट्टर आयंसमाजी वैदिक आदशोंके अनुसार आधुनिक 
जीवनको ढालनेपर जोर देते रहे और १६०२ ई० में उन्होंने 
हरद्वारमें गुरुकुल कांगड़ीकी स्थापना की । उत्तरी भारतमें 
आज भी श्रार्य समाजके अनुयायी बहुत बड़ी संख्यामें हैं । 

आर्थावर्त-का अर्थ है झायोंका वासस्थान। मनुसंहिता 
(२०० ई०) में आर्यावतंका प्रयोग हिमालयसे विन्ध्य 
तक' समस्त उत्तरी भारतके लिए किया गया है। श्ार्य 
लोग कब इस क्षेत्रमें आये, इसका सही पता नहीं लगाया 
जा सका है। ऋग्वेद (२००० Fo Jo) की रचनाके 
कालमें आर्य लोग भ्रफगानिस्तान और पंजाबतक सीमित 
थे। पंजाबमें बस जानेके बाद आर्योंको gaat ओर बढ़ने 
तथा समस्त शआर्यावतंमें फैलनेमें कई शताब्दियाँ लग गयी 
होंगी । 

आलम खां-सुल्तान बहलोल लोदी (१४५१-८६ ई०) का 
तीसरा बेटा था और feet अंतिम सुल्तान इब्राहीम 
लोदी (१५१७-२६ Go) का चाचा था। आलमखाँ 
अपने भतीजेकी ater अपनेको faecal सल्तनतका 
असली हकदार समझता था । जब वह श्रपने TAIT 
इब्राहीम लोदीको गद्दीसे नहीं हटा सका तो उसने लाहौरके 
हाकिम दौलत खाँ लोदीसे मिलकर बाबरको हिन्दुस्तानपर 
हमला करनेके लिए निमंत्रण दिया | इसके फलस्वरूप 
बाबरने भारतपर हमला किया और पानीपतकी पहली 
लड़ाई (१५२६ ई०) में इब्नाहीम लोदीकों हरानेके बाद 
मौतके घाट उतार दिया । तदुपरांत बाबर स्वयं दिल्लीके 
तख्तपर बैठ गया और आलम खाँकी सारी उम्मीदोंपर 
पानी फिर गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गयी । 

आलमगीर-देखो, औरंगजेब । 

आलमगीर द्वितीय-१६वाँ मुगल बादशाह (१७५४-५६) 
था। वह आठवें मुगल बादशाह जहाँदार शाह (१७१२- 
१३) का बेटा था। वजीर गाजीउद्दीनने १५वें मुगल 
बादशाह अहमद शाहको भ्रन्धा करके गद्दीसे उतार दिया 
और १७५४ Fo में आलमगीर द्वितीयको बादशाह बनाया। 
वह चाहता था कि बादशाह उसके हाथकी कठपुतली 
बना रहे । वह समय बड़ी उथल-पुथलका था। १७५४६ 
fo में अहमदशाह श्रब्दालीने चौथी बार हिन्दुस्तानपर 
हमला किया और दिल्लीको लूटा । उसने सिन्धपर कब्जा 
कर लिया और अपने बेटे तैमूरको वहाँका शासन 
करनेके लिए छोड़ दिया । इसके बाद ही मराठोंने 
१७४८ ई० में दिल्‍्लीपर चढ़ाई की और पंजाबकों जीत 
कर तैमूरको वहाँसे तिकाल दिया। बादशाह आलमगीर 


इन सब घटनाओोंका असहाय दर्शक बना रहा । जब उसने 
बजीर गाजीउद्दीनके नियंत्रणसे अ्रपनेकों मुक्त करनेका 
प्रयास किया तो १७५६ ई० में वजीरने उसकी भी हत्या 
करवा दी। इससे पहले पलासीकी लड़ाई १७५७ ई० 
में हो चुकी थी और उसमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी जीत 
हो चुकी थी । बादशाह आलमगीर द्वितीय बंगालको 
मुगलोंके कब्जेमें बनाये रखने श्र इस प्रकार भारतमें 
ब्रिटिश साम्राज्यकी नींव न पड़ने देनेके लिए कुछ न कर 
सका | 
आलमशाह्‌ प्रथम-देखो बहादुर शाह प्रथम | 
आलमशाह द्वितीय या शाहआलम द्वितीय-१७वाँ मुगल 
बादशाह (१७५६-१८०६ ई०) था। जब वह अपने 
पिता बादशाह आलमगीर द्वितीयके उत्तराधिकारीके 
रूपमें १७५६ ई० में गद्दीपर बैठा, तो उसका नाम 
शाहजादा अली गौहर था । बादशाह होनेपर उसने आलम- 
शाह द्वितीयका खिताब धारण किया। इतिहासमें वह 
शाह आलम द्वितीयके नामसे प्रसिद्ध है। उसका राज्य- 
काल भारतीय इतिहासका एक संकटग्रस्त काल कहा जा 
सकता है । उसके पिता आलमगीर द्वितीयकों उसके 
सत्तालोलुप और कुचक्री वजीर गाज़ीउद्दीनने तख्तसे , 
उतार दिया था और वह नये बादशाहको भी अपनी 
wa रखना चाहता था। झलमशाह हितीयके 
गद्दीपर बैठनेके दो साल पहले पलासीकी लड़ाईमें ईस्ट 
इंडिया कम्पनी विजयी हो चुकी थी, जिसके फलस्वरूप 
बंगाल, बिहार और उड़ीसापर उसका शासन हो गया था । 
उत्तर-पश्चिममें अहमदशाह अब्दालीने अपने हमले शुरू 
कर दिये थे। १७५६ fo में उसने दिल्लीको लूटा 
और १७५६ ई० में मराठोंको जिन्होंने १७५८ ई० में 
पंजाबपर अधिकार कर लिया था, वहाँसे निकाल बाहर 
किया । दक्षिणमें पेशवा वालाजी बाजीरावके नेतृत्वमें 
मराठे मुगलोंके स्थानपर अपना साम्राज्य स्थापित 
करनेका प्रयास कर रहे थे । इस प्रकार जिस समय शाह 
आलम द्वितीय गद्दीपर बैठा, उस समय उसका अपना 
वजीर उसके “खिलाफ गद्दारी कर रहा था, पूर्वमें ईस्ट 
इंडिया कम्पनीकी ताकत बढ़ रही थी तथा पंजाबमें 
अहमदशाह अब्दाली ताक लगाये बैठा था। शाह ATT 
द्वितीयने अपने तख्तके लिए अब्दालीकों सबसे ज्यादा 
खतरनाक समझा । इसलिए उसने अब्दालीके पंजेसे 
बचनेके लिए मराठोंको अपना संरक्षक बना लिया। 
लेकिन १७६१ Fo में पानीपतकी तीसरी लड़ाईमें अ्र्दाली- 
ने मराठोंको हरा दिया। उसने शाहआलम द्वितीयको 


4 
u 


कक 


आलवार-आसफ उद्दौला 


fact तख्तपर बना रहने दिया | यद्यपि बादमें उसकी 
इच्छा हुई कि वह उसे हटाकर स्वयं दिललीका तख्त हस्तगत 
कर ले, तथापि उसकी यह योजना पूरी नहीं हुई । Fra, 
अब्दालीकी इस विफलतासे बादशाह शाह आलम द्वितीय- 
को कोई लाभ नहीं पहुँचा । १७६४ ई० में उसने अपनी 
शक्ति बढ़ानेका दूसरा प्रथास किय। और बंगालसे 
अंग्रेजोंकों निकाल बाहर करनेके लिए wean नवाब 
शुजाउद्दौला और बंगालके भगोड़े नवाब मीर कासिमसे 
संधिकर ली Teg अंग्रेजोंने बक्सरकी ASE (qe go) 
में शाही सेनाकों हरा दिया और बादशाह शाह आलम 
हितीयने ईस्ट इंडिया कम्पनीस इलाहाबादकी afer 
करली। इस संधिके द्वारा बादशाहकों कोड़ा श्रौर इलाहा- 
are जिले अवधसे मिल गये और बादशाहने बंगाल, 
बिहार और उड़ीसाकी दीवानी (राजस्व वसूलनेका 
अधिकार ) कम्पनीको इस शतंपर सौंप दी कि वह उसे २६ 
लाख रुपये सालाना खिराज देगी । लेकिन शाह श्रालमको 

यह लाभ थोड़े समय ही मिला। पानीपतकी तीसरी 
लड़ाईमें मराठोंकी शक्तिकों क्षति अवश्य पहुँची थी 
किन्तु शीघ्र ही उन्होंने फिरसे शक्ति अजित कर ली। 
arama शाह आलम द्वितीय अपने वजीर नजीबुद्दौला 
(गाजीउद्दीन) की साजिशोंसे दिल्‍ली नहीं लौट पा रहा aT | 
'उसने मराठोंकी मदद लेनेके लिए कोड़ा और इलाहाबादके 
जिले मराठा सरदार महादजी शिन्देकों सौंप दिये । 
इस प्रकार मराठोंकी सहायतासे १७७१ Fo में शाह आलम 
द्वितीय पुनः दिल्‍ली लौटा, लेकिन अब उसकी हैसियत 
मराठोंक हाथकी कठपुतलीके समान थी। अतएव 
ईस्ट इंडिया कम्पनीने इलाहाबादकी afer तोड़ दी और 
शाह झालम ह्वितीयसे कोड़ा और इलाहाबादके जिले 
वापस ले लिये और उसे वाषिक २६ लाख रुपया देना भी 
az कर दिया, जिसे अंग्रेजोंने १७६४ में बंगालकी 
दीवानीके बदलेमें देनेका वायदा किया था। इससे 
वादशाह शाह आलम द्वितीयकी हालत पतली हो गयी 
और वह दूसरे आंग्ल-मराठा युद्ध (१८०३-१८०५ Fo) 
तक मराठोंकी शरणमें रहा । दूसरे मराठा युद्धमें 
ईस्ट इंडिया कम्पनीकी फौजोंने जनरल सेकके नेतृत्वमें 
शिन्देकी सेताकों facet निकट पराजित कर fears 
इसके बाद शाह आलम द्वितीय और उसकी राजधानी 
दिल्‍ली दोनोंपर ईस्ट इंडिया कम्पनीका नियंत्रण स्थापित 
हो गया । बादशाह wa बूढ़ा हो चला था और अंधा भी 
हो गया था। वह पूर्णतया निस्सहाय था। वह ईस्ट 
इंडिया कंम्पनीकी पेंशनपर जीवत-यापन करता रहा। 
प्रंतमें १८०६ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी । 


डरे 





आलवार-वैष्णव सम्प्रदायके संत थे जिन्होंने ईसाकी सातवीं 
आठवीं शताब्दीमें दक्षिण भारतमें भक्तिमार्गका प्रचार 
किया । इन संतोंमें ताथमुनि, यामुनाचायय ATR रामानुजा- 
चार्य प्रमुख थे। 'रामानुजने विशिष्टाईत सिद्धांतका 
प्रतिपादन किया, जो शंकराचार्यके अद्वैत्वादका संशोधित 
रूप था। 

आलिया बेगम-देखो, 'मुमताज AeA | 

आश्वालयन-प्राचीनकालके एक प्रसिद्ध सूत्रकार ऋषि 
जिनके विरचित गूह्मसूत्रमें वैदिककालके विविध धामिक 
तथा सामाजिक श्रनुष्ठानोंका विस्तृत विवरण मिलता है | 
गूह्मसूत्रमें महाभारतका प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। 
इसके रचनक्ातके बारेमें निश्चय नहीं हो सका है । 

आष्टीकी लड़ाई-२० फरवरी १८१८ ई० को ईस्ट इंडिया 
कम्पनी और पेशवा बाजीराव द्वितीयके बीच तृतीय आंग्ल- 
मराठा युद्ध (१५१७-१८) के दौरान हुईं । इस लड़ाईमें 
पेशवाकी सेना हार गयी और उसके योग्य सेनापति 
गोखले मारा गया । इस पराजयके फलस्वरूप पेशवाने 
जूत १८१८ ई० में आत्म-समर्पण कर दिया | 

आसफउद्दौला (१७७५-६७ ई०)-अवधके नवाब शुजा- 
उद्दौलाका बेटा और उत्तराधिकारी था । वह एक अ्रयोग्य 
शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कम्पनीसे फैजाबादकी 
सन्धि करके कम्पनीकों ७४ लाख रूपये वार्षिक इस WAIT 
देना स्वीकार कर लिया कि कम्पनी अपनी दो रेजीमेण्ट 
फौज अवधमें उसके राज्यकी सुरक्षाके लिए रखेगी। 
नवाबका वित्तीय प्रबन्ध age दोषपूर्ण था और शीघ्र ही 
उसपर बकायाकी रकम बहुत बढ़ गयी। १७८१ ई० में 
जब ईस्ट इंडिया कम्पनी और मराठोंके बीच लड़ाई चल 
रही थी उस समय कम्पनीके गवरनर-जन रल वारेन हेस्टिग्सने 
नवाबसे बकाया रकमकी माँग की। नवाबने ब्काया 
रकम बेबाक करनेमें तबतक अपनी असमर्थता प्रकट की 
जबतक उसे अपने बाप मरहुम नवाब शुजाउद्दौला द्वारा 
छोड़ी गयी दोलत न दिला दी जाय जो उसकी माँ और 
दादीके कब्जेमें थी। atta हेस्टिग्सने अवधकी बेगमों 
(दे०) को आदेश fear कि वे फैजाबादमें अपने महलसे 
बाहर न निकलें । उसने उनके महलके ख्वाजा सरां 
आदिको इतनी यातनाएँ दीं कि बेगमोंने अंतमें उसकी 
बात मानकर रुपया दे दिया । इस कांडको “अवधकी 
बेगमोंकी लूट'की संज्ञा दी जाती g 1 नवाब आसफउद्दौलाने 
इस प्रकार कम्पनीके पदाधिकारियोंसे मिलकर अपनी माँ 
और दादीको जिस प्रकार अपमानित कराया उससे उसकी 
aga बदनामी हुई। vara १६ सालतक्र कुशासन 





we 4G 


आसफ खाँ-आसफजाह (faa किलिच ai) 





करनेके बाद १७६७ ई० में आसफउद्दौलाकी मृत्यु हो गयी। 

आसफ खां-बादशाह WHAT (१५५६-१६०४५ fo) के 
शासनकालके प्रारम्भमें कड़ाका सूबेदार था। १५६४ 
ई० में उसने अकबरके आदेशसे गोंडवानाका राज्य 
जीता जो आधुनिक मध्य प्रदेशके उत्तरी भागमें था। 
उसने गोंडवानाकी शासिका रानी दुर्गावती और उसके 
नाबालिग पुत्र राजा वीर नारायणको हराया। कुछ 
समयतक आसफ खाँने नये विजित क्षेत्रका प्रशासन चलायो 
लेकिन बादमें वहाँसे उसका तबादला कर दिया गया। 
१५७६ ई० में उसे राजा मानसिहके साथ उस मुगल 
सेनाका सेनापति बनाकर भेजा गया जिसने राणाप्रतापको 
हल्दीघाटीके युद्धमें अप्रैल १५७६ में पराजित किया । 

आसफ खां-बादशाह अकबरके शासनकालमें फारससे 
भारत आनेवाले मिर्जा गियासबेगका पुत्र और मेहरुन्निसा- 
का भाई था जो बादशाह जहाँगीर (१६०५-२७ ई०) की 
मलका नूरजहाँके नामसे अधिक प्रख्यात है। आसफ खाँ 
शाही मुलाजमतमें था और मुगल दरबारका एक प्रमुख 
Wee बन गया था। आसफ खाँकी बेटी मुमताज- 
महल बादशाह जहाँगीरके तीसरे बेटे शाहजादा खुर्रमको 
व्याही थी जो शाहजहाँके नामसे प्रख्यात है। १६२७ Fo 
में जहाँगीरकी' मौतके बाद ares खाँने नूरजहाँके उस 
षड्यंत्रकों विफेल कर दिया जिसके द्वारा वह जहाँगीरके 
सबसे छोटे बेटे शहरयारको बादशाह बनाना चाहती थी । 
शहरया रको नूरजहाँकी बेटी ब्याही थी। झासफ खाँने 
शाहजहांको बादशाह बनानेमें सफलता प्राप्त की । 
बादशाह शाहजहाँने तख्तपर बैठनेके बाद अपने ससुर 
आसफ खाँको सल्तनतका वजीर बना दिया जिस पदपर 
वह मृत्युपर्यत बना रहा । 

आसफजाह (faa किलिच खां)-मुगल अमीरोंमें तूरानी 
पार्टीका सरदार था। तूरानी मध्य एशियाके निवासी थे 
और मुगल बादशाहोंके दरबारमें उच्च पदोंपर नियुक्त 
थे। आसफजाहका पूरा नाम मीर कमरुद्दीन चिन किलिच 
खाँ था। उसका amt गाजीउद्दीन फीरोज खाँ जंग 
औरंगजेबके शासनकालमें भारत wat at और शाही 
मुलाजमतमें उच्च पदोंपर नियुक्त किया गया था। मीर 
कमरुद्दीत जब १३ वर्षका था तभी शाही मुलाजमतमें 
दाखिल हुआ । जल्दी ही उसने तरक्की की और उसे चिन 
किलिच खाँकी उपाधि मिली। ओऔरंगजेबकी मृत्युके 
समय वह बीजापुरमें शाही सेनाका सेनापति था। 
औरंगजेबके बेठोंमें उत्तराधिकारके लिए जो युद्ध हुए, 
ag उनसे दूर रहा । जब औौरंगजेबका बेटा और उत्तरा- 


घिकारी बादशाह बहादुरशाह (१७०७-१२ fo) गद्दी- 
पर बैठा तो उसने चिन किलिच खाँको अ्रवधका सूबेदार - 
बनाया और उसको भी उसके बापका गाजीउद्दीन 
फीरोज जंग खिताब दिया । बादमें १७१३ ई० में बाद- 
शाह weafaat (१७१३-१६ fo) ने उसे दक्खिनका 
सूबेदार बनाया और निजामुल्मुल्कका खिताब fer 
दक्षिणमें बादशाहके प्रतिनिधिके रूपमें उसने मराठोंकी 
बढ़ती हुई ताकतकों रोकनेकी कोशिश की, लेकिन 
शीघ्र ही दिल्‍ली दरबारके प्रभावशाली सैयद बंधुओं 
(दे०) से, जिनके हाथमें बादशाहकी नकेल थी, उसकी 
अनबन हो गयी । सैयद बंधुओंने निजामुल्मुल्कका तवा- 
दला पहले मुरादाबाद और फिर मालवा कर दिया जहाँ 
उसने सैनिक शक्ति बटोरना शुरू कर दिया | इससे सैयद 
बंधुओंसे शत्रुता और बढ़ गयी । अन्ततः निजामुल्मुल्कने 
सैयद बंधुओंको पराजित कर दिया और उन्हें मरवा 
डाला 1 निजामुल्मुल्कको १७२० ई० में फिरसे दविखनमें 
बादशाहका प्रतिनिधि बना दिया गया। १७२१ fo 
में बादशाह मुहम्मदशाह (१७१६-४८ ई०) ने उसे 
अपना वजीर बनाया लेकिन उसने १७२३ ई० में यह पद 
छोड़ दिया और १७२४ ई० में पुनः बादशाहके प्रतिनिधिके 
रूपमें दक्खिन लौट गया। बादशाह मुहम्मद शाहने 
उसे इस पदसे जबरन हटानेकी कोशिश की, लेकिन 
उसमें बादशाहको सफलता नहीं मिली । तब उसने 
निजामुल्मुल्कको दक्षिणमें अपना प्रतिनिधि मान लिया 
और उसे आसफजाहका खिताब दिया । wa वह दक्षिणका 
लगभग स्वतंत्र शासक हो गया और उसने हैदराबादके 
निजाम वंशकी स्थापना की । आसफजाहने अपने राज्यमें 
अच्छा शासन प्रबंध किया । पेशवा बाजीराव प्रथम 
(१७२०-४० ई०) दक्षिणमें उसका शक्तिशाली प्रति- 
इन्द्दी था। अतः उसने बाजीराव प्रथमके विरोधी मराठा 
सेनापति ह्यम्बकराव दाभाड़ेका समर्थन किया, लेकिन 
१७३१ ई० में दाभाड़ेकी पराजय ओर मृत्युके बाद ATT 
जाहने बाजीराव प्रथमसे सुलह कर ली और उसे उत्तरकी 
we बढ़नेकी खुली छूट दे दी। किन्तु निजामने 
१७३७ ई० में इस सन्धिको तोड़ दिया और बादशाह 
मुहम्मदशाहके बुलावेपर वह उत्तरमें पेशवा बाजीराव 
प्रथमके प्रसारकों रोकनेके लिए दिल्ली पहुँचा । लेकिन 
पेशवा बाजीराव प्रथमने निजामुल्मुल्कको भोपालके निकट 
लड़ाईमें पराजित कर दिया और इस mage afer कर 
ली कि मालवा और नर्मदासे चम्बलतकके क्षेत्रपर उसका 
प्रभुत्व स्वीकार कर लिया जाय । १७३६० में जब नादिर- 


i$ 


आसाम 


BY 





शाहने द्ललीपर हमला किया तो दिल्लीसे दूर होनेके 
कारण आसफजाह विनाशसे बच गया और उस वजहसे 
उसने दक्षिणमें अपनी स्थिति और मजबूत कर ली । 
१७४८ ई० में ६१ वर्षकी उम्रमें उसकी मृत्यु हुई । 
आसाम-भारतका पूर्वोत्तर राज्य जिसका विस्तार पश्चिममें 
संकोष नदीसे पूर्वमें सदियातक है। यह राज्य ब्रह्मपुत् 
नदकी देन है। ब्रह्मपुत्न नदने उत्तरमें हिमालय और 
दक्षिणमें ग्रासामकी पहाड़ियोंके बीचमें बहते हुए एक 
उपजाऊ घाटी बना दी है जो आजकल आसाम कहलाती 
है । उसे महाभारतमें प्रागज्योतिष और पुराणोंमें काम- 
रूप कहा गया है। मुसलमान इतिहासकारोंने उसे 
कामरूप लिखा है। जबसे इस क्षेत्रको अहोम (दे०) 
लोगोंने जीतकर अपने अ्रधिकारमें कर लिया तबसे यह 
क्षेत्रआ्सा/मके नामसे पुकारा जाने लगा है। इस क्षेत्रमें चारों 
ara लोग आ्रासानीसे प्रवेश कर सकते हैं इसीलिए सभी 
पड़ोसी क्षेत्रोंक बुभुक्षित और साहसी लोग सभी युगोंमें 
यहाँ श्राकर बसते रहे । इसी कारण यहाँकी आबादीमें 
aga भ्रधिक रक्तका मिश्रण हुआ । यहाँ आरास्ट्रिक, 
मंगोल और द्राविड़ जातियोंके लोग भी मिलते हैं और 
आर्य जातिके लोग भी। आसामकी आधुनिक झाबादी 
बहुत मिलीजुली है भौर वहाँ अनेक भाषाएँ और बोलियाँ 
बोली जाती हैं जिनमें असमी और बंगला भाषाकी अपनी 
लिपियाँ हैं । दूसरी बोलियाँ और भाषाएं रोमन लिपिमें 
लिखी जाती हैं और उनका अपना कोई साहित्य नहीं है । 
आसामका इतिहास मोटे तौरसे चार कालोमें विभा- 
faa किया जा सकता है-पौराणिक काल, प्रारम्भिक 
काल, अहोम काल और आधुनिक काल । पौरा- 
णिक कालमें अ्रासाममें अनाये लोगोंका राज्य था जिन्हें 
दानव और असुर कहा जाता था। इसी कालमें 
आर्य लोग उत्तर पश्चिमके स्थल मार्गसे यहाँ आये। 
प्रारम्भिक काल ईसाकी चौथी शताब्दीसे आरम्भ होता 
है और आसामका उल्लेख कामरूपके नामसे ह्वितीय 
गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त (१३३०-८० Fo) के इलाहाबादके 
स्तम्भ-लेखमें आया है। यह काल १३वीं शताब्दीतक 
जारी रहा जब झ्रासामपर Ta BRAT अहोम जातिका 
और पश्चिमकी ओरसे मुसलमानोंका हमला हुआ । 
मुसलमानोंके आक्रमणोंको विफल कर दिया गया जिसके 
फलस्वरूप आसामके इतिहासमें मुसलमानी शासन-काल 
नहीं मिलता । wate लोगोंने इस क्षेत्रकों जीत लिया 
और यहाँ करीब ६०० वर्षतक राज्य किया | उनके बाद 
बर्मी लोगोंने आसामको जीत लिया और यहाँ थोड़े समय 


तक राज्य frat) १८5२६ ई० में MATAR भारतके 
ब्रिटिश राज्यका हिस्सा वना लिया गया। उसके बाद 
आसामके इतिहासका आधुनिक काल आ्रारम्भ हुआं और 
ag राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिसे भारतका ater 
भाग वन गया, हालाँकि सांस्कृतिक दृष्टिसि वह सदैव 
भारतका एक अंग रहा। पौराणिक कालका सबसे 
अधिक विख्यात राजा नरकासुर था जिसके सम्बन्धमें कहा 
जाता है कि वह बिहारके मिथिला नगरसे प्रागज्योतिषमें 
राज्य करने आया था। इसलिए यह माना जा 
सकता है कि उसके राज्य-कालसे श्रासामकी गणना 
आर्य-क्षेत्रम,ं होने लगी । नरकका नाम आसामके प्राचीन 
इतिहाससे, विशेषरूपसे कामाख्या देवीकी पूजा और 
गौहाटीके निकट नीलांचलपर उसके मंदिरके निर्माणसे 
जुड़ा हुआ है। नरकासुरका पुत्र भागदत्त महाभारतमें 
महान योद्धा बताया गया है जिसने कुरुक्षेत्र युद्धमें कौरवों- 
की ओस्से भाग लिया और मारा गया | उसका उत्तरा- 
धिकारी बज्भदतत था और कहा जाता है कि TET 
उत्तराधिकारियोंने कामरूपपर तीन हजार वर्षतक राज्य 
किया जो अ्रतिशयोक्ति मालूम पड़ती है। ईसाकी चौथी 
शताब्दीमें कामरूपमें पुष्यवर्मा राज्य करता था। पुष्य- 
वर्मा एक ऐतिहासिक व्यक्ति है जिसका उल्लेख भास्कर 
वर्मा (दे०) (६०४-६४६ fo) के निधानपुर दानपत्रमें 
१३ राजाओ्रोंके एक राजवंशके संस्थापकके रूपमें FAT 
है। इन १३ wae समुद्रवर्मा, बालवर्मा, कल्याण- 
वर्मा, गणपतिवर्मा, महेन्द्रवर्मा, नारायणवर्मा, महभूति- 
वर्मा, भ्रथवा भूतिवर्मा, चन्द्रमुखवर्मा, स्थितवर्मा, सुस्थित- 
वर्मा, सुप्रतिष्टितवर्मा, और भास्करवर्मा शामिल हैं। 
पुष्यवर्मा कामहूपका उस समय राजा था जब द्वितीय 
गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त (३३०-३८० fo) ने वहाँ 
आक्रमण किया और इलाहाबादके स्तम्भ-लेखके अनुसार 
पुष्यवर्माने समुद्रगुप्तके सामने आात्म-समर्पण कर दिया । 
भास्कर वर्मा ware हर्षवर्धनका सम-सामयिक था। 
इस बातका उल्लेख बाणके हर्ष-चरित्रमें आया है और 
हथुएन-त्सांगके यात्रा-वर्णनसे भी उसका पता चलता है । 
भास्कर वर्माका देहान्त ६४६ ई० में हर्षकी मृत्यके कुछ 
वर्षों बाद हुआ | उसके बाद कामरूप राज्य सातवीं शताब्दी- 
के मध्यकालमें Free राजा सालस्तम्भके द्वारा स्थापित 
राजवंशके हाथमें चला गया। वह अ्रपनी राजधानी 
प्रागज्योतिषपुर (गौहाटी) से हटाकर ब्रह्मपुत्॒के किनारे 
हरूपेश्वर नामक स्थानपर ले गया । यह स्थान आधुनिक 
तेजपूरके निकट था। इस राजवंशके १३ राजा हुए 


४६ Ub 


आसाम 





जिनमें विजय, पालक, कुमार, Tae, हर्प, बाल वर्मा, 
चक्र, प्रालम्म, हर्जर, वनमाल, जयमाल, बालवब्र्मा और 
त्याग fag शामिल हैं। इस राजवंशने सातवीं शताब्दीके 
मध्यसे १०वीं शताब्दीके मध्यतक राज्य किया। 
त्याग fag निःसन्‍्तान मर गया। ब्रह्मपाल नामक एक 
व्यक्ति था जो श्रपनेको नरकासुरका वंशज मानता था | उसे 
दसवीं शताव्दीके उत्तरार्धमें कामरूपका राजा चुन लिया 
गया। ब्रह्मपालने कामरूपमें तीसरे हिन्दू राजवंशकी 
eT की । यह पाल राजवंश बंगालके राजबंशसे 
भिन्न था और इसने यहाँ दसवीं शताब्दीके उत्तराधसे 
१२वीं शताब्दीके आरम्भतक राज्य किया । इस राज- 
वंशके रत्नपाल, इन्द्रपाल, गोपाल, ahaa, धर्मपाल 
a जयपाल ६ राजा हुए । अन्तिम राजा जयब- 
पालको बंगालके राजा रामपालने गद्दीसे हटा दिया 
और कामरूपमें तिग्य देवकों अपना सामंत राजा 
नियुक्त किया जिसने शीघ्र ही रामपालके विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया। अतएव बंगालके राजा कुमारपालका 
सेनापति tata वहाँका राजा बनाया गया। लेकिन 
वैद्यदेवने भी शीघ्र ही बंगालके राजाके विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया और उसके बाद करीब एक शताब्दीसे अधिक समय 
तक कामरूपमें अराजकता रही । इस कालमें बंगालका 
कोई सेनवंशी राजा जब-तब कामरूपपर चढ़ाई करके 
वहाँके राजाओंको जीत लेता था। इसी बीच इख्तिया- 
रुद्दीनी जो बख्तियार खिलजीके नामसे प्रसिद्ध है, 
बंगालके सेनवंशका तख्ता उलट दिया। बख्तियार 
खिलजीके नेतृत्वमें ११६८ fo में बंगालपर मुसलमानों- 
का पहला आक्रमण हुआ । उसने बंगालकी विजयके बाद 
१२०४ ई० में आसामपर भी चढ़ाई की । गौहाटीके 
निकट ब्रह्मपुत्र नदीके उसपार स्थित कनाड-बारसी 
बेर नामक गाँवमें एक चट्टानपर संस्कृतमें दो पंक्तियोंका 
एक लेख अंकित है जिसमें कहा गया है कि शक dat 
११२७ (१२०४ fo) के Aa मासकी त्रयोदशीको जिन 
ait कामरूपपर आक्रमण किया था उन्तको नष्ट कर 
दिया गया । इस शिलालेखमें कामरूपके उस वीर योद्धा- 
का नाम नहीं दिया है जिसने मुसलमानोंके झ्राक्रमणको 
विफल कर दिया । इसके बाद हमें कामरूपके इतिहासकी 
विशेष जानकारी नहीं मिलती है और १३वीं शताब्दीसे 
वहाँका इतिहास अंधकारमें है। यदि मुसलमानोंने 
१२०५ ई० में आसामपर पश्चिमकी ओरसे एक 
विफल art किया तो १२२८ ई« में पूर्वी दिशासे 
अहोम लोगोंने उसपर हमला किया और उन्हें उसपर 


श्रपता अधिकार जमानेमें सफलता मिल गयी। दोनों 
TRA aT होनेपर कामरूपका राज्य खण्डित होकर 
अनेक छोटे-छोटे राज्योंमें az गया । एकदम पश्चिममें 
कामतापुर राज्य करतोयासे संकोष नदीतक विस्तृत था 
और उसके पूर्वमें कामरूप राज्य ब्रह्मपुत्रके उत्तरी तटपर 
बर नदीसे सुवर्ण श्रीतक विस्तृत था जिसपर बारह भुइयाँ 
(भूमिपति) राज्य करते थे। सुवर्णश्रीके पूर्वमें ब्रह्मपुत्रके 
उत्तरी तटवर्ती क्षेत्रमें चुटिया राज्य था और उसके 
दक्षिण तठवर्ती क्षेत्रमें काचारी राज्य था। उसके दक्षिण- 
पश्चिममें खासी लोगोंका जयल्तिथा राज्य था। कामरूपका 
इस प्रकार छोटे-छोटे राज्योंमें dat होनेके कारण मुसल- 
मानों और अहोम झाक्रमण-कारियोंको उसपर अधिकार- 
कर लेनेमें आसानी रही । उन लोगोंने करीब-करीब 
एक साथ पश्चिम तथा पूर्व दिशासे उसपर आक्रमण 
किया । पश्चिममें कामत।पुर और कामरूपके tise 
मुसलमानी आक्रमणोंकों १४६८ fo तक रोका। 
उस वर्ष बंगालके हुसेनशाहने क/मतापुर और कामरूप 
राज्योंको बर नवीतक जीत लिया और अपने लड़केको 
विजित क्षेत्रका सूबेदार बनाकर हाजोमें रख दिया। 
लेकिन १६वीं शताब्दीके आरम्भमें कोच जातिके विश्व 
सिंह नामक एक सरदारने आधुनिक आसामके पश्चिमी 
भागमें एक हिन्दू राज्यकी स्थापना कर aft) उसने 
बारह भुइयोंको परास्तकर भ्पनी राजधानी कूच बिहारमें 
स्थापित की । उसने मुसलमानोंको करतोया नदीके उस- 
पार भगा दिया और आधुनिक आसामके पश्चिमी भागमें 
जिनमें ग्वालपाडा, कामरूप और दारांग जिले आते हैं, 
हिन्दू राज्यकी फिरसे स्थापना की। कोच राजाओंने 
बंगालसे आानेवाले मुसलमान आ्राक्रमणकारियोंसे दी 
कालतक युद्ध किया। अंतमें १५६६ ई० में उन्हें मुगल 
बादशाह अकबरका संरक्षण स्वीकार कर लेना पड़ा । 
इस प्रकार केवल ग्वालपाडा जिला ही नहीं वरन्‌ कामरूप 
जिलेका बहुत बड़ा भाग मुसलमानोंके नियंत्रणमें m 
गया । लेकिन अ्रहोम राजाओंने, जिन्होंने mare पूर्बी 
क्षेत्रमें अपना राज्य स्थापित कर लिया था, मुसलमानोंसे 
कामरूप जिला फिरसे छीन लिया । प्रथम अहोम राजा 
सुकफ था जिसने १२२८ FoF आसामपर आक्रमण किया 
और शिवसागरपर अभ्रधिकार करके वहाँ अपना राजवंश 
स्थापित किया । इस राजवंशने ब्रह्मपुत्र घाटीमें कामरूप 
जिलेतक करीब छह शताब्दी (१२२८ FoF १८२४ Fo) 
तक राज्य किया। इस राजबंशके ३६ अ्रहोम राजा 
हुए जिनमेंसे १७वें राजा सुसेंगफने अपना नाम संस्कृतमें 


(ama 


आसाम 


४७ 





प्रतापसिह रखा । उसके उत्तराधिकारियोंने भी संस्कृत 
नाम अपनाये और उनमें प्रमुख जयध्वज सिंह, चक्रध्वज 
सिंह, उदयादित्य सिंह, रामध्वज सिंह, गदाधर सिंह, 
रुद्रसिह, शिव fag, saa fae, राजेश्वर सिंह, लक्ष्मी 
सिंह, गौरीनाथ सिंह, कमलेश्वर सिंह, चन्द्रकान्त सिंह, 
पुरन्दर सिंह और जोगेश्वर सिंह थे। अहोम राजाओरोंकी 
आपसी फूट, विशेष रूपसे बड़ागुहाई (प्रधान मंत्री) 
पूर्णानन्द और गौहाटीके बड़ फूकन (गवर्नर) बदनचंद्रकी 
आपसी फूटके कारण, बदनचन्द्रने बर्मी सरकारको भ्रासाम- 
विजयके लिए अपनी सेना भेजनेका निमंत्रण दिया। 
१८१६ ईश०में बर्मी सेना श्रासाममें घुस आयी, किन्तु वह 
१०१६ ई० तक उसपर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पायी 
और उसके बाद १८२४ ई० तक आसाममें बर्मी शासन 
रहा । बर्मी शासकोंने बड़ी सख्ती बरती और अत्याचार 
किये जिससे भ्रहोम सरदारोंमें भ्रसंतोष फैल गया । भारतके 
अंग्रेज शासकोंको भी यह पसन्द नहीं था कि उनके राज्य- 
की सीमाओंपर बर्मी राज्यका विस्तार हो । उस समयके 
अहोम राजा चन्द्रकांतने कई बार बर्मी आक्रमणकारियोंको 
आसामसे खदेड़ देनेका प्रयास किया लेकिन उसे सफलता 
नहीं मिली और अन्क्ममें वह बर्मी सेना द्वारा कैद कर लिया 
गया । इसके बाद ही बर्मी लोगों और भारतकी अंग्रेजी 
सरकारके बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध केवल झासाममें 
ही नहीं वरन्‌ बर्मामें भी हुआ, जिसमें ग्रन्तमें बर्मी लोगोंकी 
पराजय हुई। उन्हें अंग्रेजोंसे wea afer (दे०) 
(१८२६ ई०) करनी पड़ी जिसके द्वारा बर्मी लोगोंने 
आसाम और पड़ोसके कछार और मणिपुर जिलोंसे अपना 
शासन हटा लिया। दक्षिणी आसामके कामरूप, दारांग 
और नवगांव जिलोंको भी अंग्रेजी राज्यमें मिला लिया 
गया । इन क्षेत्रोंको बंगालमें मिला लिया गया और 
उनका प्रशासन डेविड स्काटकों सौंप दिया गया जो उस 
समय बंगालके ग्वालपाड़ा और गारो पहाड़ी जिलेका 
अधिकारी था। इस प्रकार बंगालके दो जिले आसामके 
साथ जुड़ गये । उत्तरी arava जिसमें आधुनिक शिव- 
सागर जिला और सदिया और मटकको छोड़कर लखीमपुर 
जिला सम्मिलित था, पुराने अहोम राजवंशके वंशज 
पुरन्दर सिंहको सौंप दिया गया। लेकिन पुरन्दर सिंह 
शासकके रूपमें विफल रहा, इसलिए उसके राज्यको 
अर्थात्‌ शिवसागर औरं लखीमपुर जिलोंको दक्षिणी श्रासाम- 
के साथ जोड़कर १८३६ fot श्रंग्रेजी शासनके श्रधीत 
कर दिया गया। सदिया और मटकको भी, जो पहले 
दो अहोम सरदारोंकों सौंप दिये गये थे, १८४३ fot 


अंग्रेजी शासनमें ले लिया गया और उनको MATT लखीम- 
पुर जिलेमें मिला दिया गया। १८५७४ fo तक झ्रासामका 
प्रशासन बंगाल प्रान्तके seta रहा । उस वर्ष आसामके 
प्रशासनको सुधारतेके उद्देश्यसे उसे बंगाल प्रान्तसे हटाकर 
चीफ कमिश्नरके अधीन अलग प्रान्त बना दिया wart 
उसी समय सिलहट, कछार, ग्वालपाड़ा जिले और गारो 
पहाड़ियोंका उत्तरी क्षेत्र आरासाम राज्यमें मिला दिया गया 
और काफी बड़ी संख्यामें बंगाली-भाषी लोगोंको आसामका 
नागरिक बना दिया गया | तब (१८७४ ई० ) से आसाम 
नाम, जो पहले अहोम लोगों द्वारा शासित पांच जिलों-- 
कामरूप, दारांग, नवगरेव, शिव सागर और लखीमपुरके 
लिए प्रयुक्त होता था, सदियासे ग्वालपाड़रातक सारे क्षेत्रके 
लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमें खासी और जयन्तिया पहाड़ी 
क्षेत्र, सूरमा घाटीके सिलहट और कछार जिलोंके भ्रतिरिक्त 
बंगालके गारो पहाड़ियां तथा ग्वालपाड़ा जिलेमें सम्मिलित 
थे। इस प्रकार श्रासामकी मिली-जुली आबादी और 
अधिक मिश्रित हो गयी और उस क्षेत्रके अंतर्गत तुलनात्मक 
दृष्टिसे अधिक पिछड़े पहाड़ी लोगोंके साथ अधिक उन्नत 
बंगाली-भाषी लोगोंको भी कर दिया गया। आसाममें 
हालमें भाषा-सम्बन्धी जो उपद्रव हुए उस विवादकी नींव 
उसी समय पड़ी थी। १६०४५ ई०में बंगविभाजनके समय 
बंगालकी ढाका, चटगांव और राजशाही कमिश्नरियोंको 
आसामसे मिलाकर पूर्वी बंगाल तथा ATA ATA एक 
नया प्रान्त बना दिया गया और उसका प्रशासन एक 
अलग लेफिटिनेन्ट-गवर्नेरके ata कर दिया गया । छह 
वर्ष बाद बंग-भंग रद्द कर दिया गया । पूर्वी बंगाल फिरसे 
पश्चिमी बंगालसे जोड़ दिया गया और आसामको फिरसे 
चीफ कमिश्नरके भ्रधीन अलग प्रान्त बना दिया गया और 
उसमें केवल खासी और जयन्तिया पहाड़ी जिलोंको ही 
नहीं बरन्‌ बंगालके सिलहठ, कछार, गारो पहाड़ी और 
ग्वालपाड़ा जिलोंको शामिल रखा गया। १६१२ Sow 
आसामको गवनेरके श्रधीन प्रान्द बना दिया गया जिसकी 
सहायताके लिए कार्यकारिणी परिषद और विधानसभाका 
भी गठन किया गया । स्वतंत्रता-प्राप्तिके पश्चात्‌ आसाम- 
के गवर्नरके अधीन प्रान्तको wa राज्य कहा जाता है, 
fag देशके विभाजनके परिणाम-स्वरूप करीमगंज तहसील- 
को छोड़कर बाकी सिलहट जिला आसामसे निकालकर 
पूर्वी पाकिस्तानमें मिला दिया गया । इस प्रकार आसाम- 
के वर्तमान भाषाई विवादकी शुरुआत बहुत कुछ इस प्रान्तको 
बनानेमें अंग्रेजों द्वारा की गयी गड़बड़ीसे हुई है । अंग्रेजोंने 
प्रशासनकी सुविधा waar तात्कालिक आवश्यकताओंको 


re U8 





ध्यानमें रखकर इस प्रांतका निर्माण किया जिसमें अब 
परिवर्तन करना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो 
गया है। (राज्योंके पुनर्गठतके फलस्वरूप आसामकी 
सीमाओंमें काफी उलटफेर हो गया है। नागा पहाड़ी 
जिलेको, जो पहले आसाम प्रांतका भाग था, अब नागालैंड 
नामके अलग राज्यमें शामिल कर दिया गया है। खासी 
तथा जयंतिया पहाड़ी तथा गारो पहांडी जिलोंको श्रब 
आसामसे अलग करके मेघालय नामसे TT राज्य बना 
दिया गया है। भूतपूर्व मिजो पहाड़ी जिलेको भी अब 
मिजोराम नामसे अलग राज्य बना दिया गया है। 

अब भारतके पूर्वांचलमें निम्न राज्य हैं--आसाम, 
नागालैंड, मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा तथा मिजोराम 
एवं भ्ररुणाचल प्रदेश (भूतपूर्व उत्तर-पूर्व सीमा एजेंसी )के 
ex शासित क्षेत्र | -संपादक ) 

(कल्किपुराण, योगिनी तंत्र, काकटी-मदर गाडेस 
कामाझ्या एंड aes; इट्स फार्सेशन एंड डेवलपमेन्ट ; 
Fo एल० वरुआ-हिस्ट्री आफ कामरूप; पी० भट्टाचार्य- 
कामरूप शासनावाली; ato Ho बरुआ-कल्चरलर हिस्ट्री 
आफ आसाम; एम० भट्टाचार्य-डेट आफ दि निधानपुर 
कापर प्लेट, जनरल श्राफ इंडियन feet खंड ३१, अगस्त 
१६५३ पृष्ठ १९११-१७; सर एडवर्ड गेट-हिस्ट्री आफ 
असास; Wears बरुआ-अहोम-बुरंजो; . एस० के० 
भुइयां-बुरंजीज एंड एंग्लो-असामी रिलेशंस ।) 
आस्टेंड कम्पनी-भारतसे व्यापार करनेके लिए बेलजियन 

लोगों द्वारा स्थापित । इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय 
पूंजीसे हुई थी और आस्ट्रियाके सम्राद्‌ चार्ल्स छठेने 
१७२२ fo में कम्पनीको ance प्रदान किया था। 
डच, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कम्पनियोंने तथा 
उनकी सरकारोंने इस कम्पनीका तीव्र विरोध किया था । 
इस dia विरोधके कारण THE चार्ल्स छठेते १७३१ Fo 
में कम्पनी बंद करवा दी थी। oe कानूती तौरसे 
आस्टेंड कम्पनी १७६३ Fo तक वर्तमान रही । 
आस्ट्रियाके उत्तराधिकारका युद्ध-यूरोपमें १७४० ई० में 
शुरू हुआ और १७४८ fo तक चला। उस वर्ष एक्स-ला- 
चेपेलकी सन्धिसे वह खत्म हो गया। इस युद्धमें इंग्लैण्ड 
और फ्रांसने दो विरोधी पक्षोंका समर्थन किया और 
भारतमें श्रंग्रेजोंकी ईस्ट इंडिया कम्पनी और फ्रांसीसी 
ईस्ट इंडिया कम्पनीने कर्नाटकमें एक दूसरेके विरुद्ध 


आस्टेंड कम्पनो-आहवबमल्ल 





युद्ध छेड़ दिया। पांडिचेरीके फ्रांसीसी गवर्नर डूप्लेने' 
फ्रांसीसी हितोंकी रक्षाके निमित्त मद्रासकी अंग्रेजोंकी 
बस्तीपर अधिकार कर लिया। मद्रास और पांडिचेरी 
दोनों कर्नाटकके नवाब अनवरुद्दीन (द्वे०) के क्षेत्रमें स्थित 
थ्र। नवाबकी सेनाने अंग्रेजोंकी रक्षाके लिए जब मद्रास- 
का घेरा डाला तो फ्रांसीसी सेनाने उसे पीछे खदेड़ दिया । 
सेंट थोम की लड़ाईमें नवाबकी सेना पुनः पराजित हुई । 
यूरोपमें एक्स-ला-वेपेलकी सन्धिके बाद शान्ति स्थापित 
हो गयी और उसके बाद इंग्लैण्ड और फ्रांसने एक दूसरे- 
के विजित क्षेत्रोंको लौटा दिया। इसी झाधारपर मद्रास 
अंग्रेजोंकी वापस मिल गया । लेकिन आ्ट्रियाके उत्तरा- 
धिकारके aes परिणामस्वरूप पहले आंग्ल-फ्रांसीसी 
युद्धका (जिसे कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं) इतिहासपर 
भारी प्रभाव पड़ा । इस युद्धका पहला परिणाम यह हुआ 
कि कर्नाटकके नवाब और उसके स्वामी हैदराबादके 
निजामकी कमजोरी प्रकट हो गयी जो अपने राज्यमें 
बसे विदेशियोंकों अपनी सार्वभौम सत्ताका सम्मान करने 
तथा शान्ति बनाये रखनेके लिए मज़बूर नहीं कर सके । 
दूसरे, कर्नाटकके नवाबकी अपेक्षाकृत बड़ी सेनाकों छोटी- 
सी फ्रांसीसी सेनाने दो बार पराजित कर दिया । फ्रांसीसी 
aarti फ्रांसीसी सैनिकोंके साथ भारतीय सैनिक भी 
श्रे । इन पराजय्रोंसे प्रकट हो गया कि यूरोपीय ढंगसे 
संगठित, प्रशिक्षित तथा श्त्रास्त्रोंसे सज्जित सेना 
भारतीय सेनासे श्रेष्ठ होती है। तीसरे, - इस लड़ाईमें 
फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों सेनाओमें भारतीय सियाहियों- 
को भर्ती किया गया था और फ्रांसीसियोंने तो भारतीय 
सिपाहियोंका प्रयोग देशी रजवाड़ोंकी सेनाओ्रोंसे लड़ने 
तकमें किया था। इस सबकको अंग्रेजोंने भली भाँति 
सीख लिया और बादमें भारतीय सिपाहियोंकी सहायतासे 
ही भारतको विजय किया । 

आहवमल्ल-का fare कल्याणीके चालुक्यवंशी राजा 
सोमेश्वर प्रथम (१०५३-६८ ई०) ने धारण किया था । 
उसने चोल राजा राजाधिराजको कोप्पमके युद्धमें 
पराजित करके, चालुक्योंकी शक्ततिका पुनरुद्धार किया । 
उसने मालवाकी धारा नगरी और सुदूर दक्षिणकी कांची 
नगरीपर भी कब्जा कर लिया । अन्‍्तमें एक असाध्य ज्वर- 
से पीड़ित होनेपर उसने शिवमंत्रका जाप करते हुए तुंग- 
भद्रा नदीमें छलांग लगाकर अपना प्राणोत्सगं कर दिया । 


शत 


इंग्लिश कम्पनी ट्रेनिंग दु दि ईस्ट इण्डीज-इंताफकी जंजीर- ४ 


ve 





by 

इंग्लिश कम्पनी ट्रेडिंग दु दि ईस्ट इण्डीज-१६६८ ई० में 
स्थापित | यह ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी प्रतिद्वन्द्दी कम्पनी 
थी । दोनोंमें जबर्दस्त व्यापारिक प्रतियोगिता रहती: थी । 
gad: ईस्ट इण्डिया कम्पनी लगभग बर्बाद हो गयी। 
TAH १७०२ ई० में दोनों कम्पनियोंके बीच समझौता 
हो गया और दोनोंने आयसमें एकीकरण कर लिया । 
इसके ATT नयी कम्पनीका ANT Ta व्यापार करने- 
वाली “यूनाइटेड कम्पनी आफ मर्चेण्ट्स आफ इंग्लैण्ड” 
पड़ा, लेकिन सामान्य जनोंमें वह ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
नामसे ही विख्यात हुई । 

इंडियन एसोसिएशन-स्थापन। जुलाई १८७६ CoH कलकत्ता- 
में । इसका उद्देश्य भारतमें शक्तिशाली जनमतका निर्माण 
करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्त्वाकांक्षाओं- 
के आझ्राधारपर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गोका एकी- 
PUT था । अपने जन्मकालसे इस एसोसिएशनने देशके 
सामने उपस्थित राजनीतिक प्रश्नोंपर भारतीय जनमत 
संगठित तथा अभिव्यकत करनेका प्रयास किया। इस 
एसोसिएशनकी स्थापना सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (दे०) ने की 
थी, जो उस समय उग्रवादी समझे जाते थे। परंतु यह 
एसोसिएशन वास्तवमें ATH दल वालोंका संगठन बना 
हहा और ATT भी इसका यही रूप है । 

इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन आफ साइन्स- 
प्रसिद्ध होम्योपैथ sto महेन्द्रलाल सरकारके दानसे १८७६ 
fo में कलकत्तामें carat) भारतीयोंको वैज्ञानिक- 
शोधकी सुविधाएँ प्रदान करनेवाला यह पहल। संस्थान था । 
सर सी० बी० रमनने अपना प्रसिद्ध किरण-सम्बन्धी 
अधिकांश शोध कार्य इसी संस्थानमें किया । 

इंडियन कौंसिल ऐक्ट-पहली बार १८६१ fo में पारित | 
दूसरा ऐक्ट १८६२ ई० में और तीसरा १६०६ में पारित 
हुआ । ये ऐक्ट (कानून) भारतकी प्रशासनिक व्यवस्था- 
का क्रमिक विकास सूचित करते हैं, जिनके द्वारा प्रशासनमें 
भारतीय जनताको भी कुछ राय देनेकी सुविधा प्रदान की 
गयी । १८६१ fo के इंडियन कौंसिल ऐक्टके द्वारा 
गवर्नर-जनरलकी एक्जीक्यूटिव कौंसिलमें पाँचवें सदस्यकी 
नियुक्ति की गयी और कॉौंसिलके प्रत्येक सदस्यको 
विभिन्न विभागोंकी जिम्मेदारी सौंप देनेकी प्रथा प्रारम्भ 
हुई । ऐबटके द्वारा लेजिस्लेटिव कौंसिलका पुनर्गठन किया 
गया और अ्रतिरिक्त सदस्योंकी संख्या छहसे बढ़ाकर 
बारह कर दी गयी। इन बारह सदस्योंमेंसे me गैर- 
सरकारी होते थे । 


१८६२ ई० के इंडियन कौंसिल ऐक्टके द्वारा इम्पीरियल 
लेजिस्लेटिव कौंसिलके सदस्योंकी संख्या बारहसे बढ़ाकर 
सोलह कर दी गयी और उनके मनोनयनकी प्रथा इस 
प्रकार बना दी गयी कि वे विविध वर्गों तथा हितोंका प्रति- 
fata कर सकें। यद्यपि विधान-मंडलोंमें सरकारी 
सदस्योंका बहुमत कायम रखा गय।, तथापि सदस्योंकी 
नियुक्तिमें यदि निर्वाचन प्रणालीका नहीं, तो प्रति- 
निधित्व प्रणालीका श्रीगणेश श्रवश्य कर दिया गया। 
विधान मंडलोंकों वाधिक बजटपर aga करने तथा प्रश्त 
पूछनेके व्यापक श्रधिकार प्रदान किये गये । १६०६ ई० 
का इंडियन कौंसिल tae मार्ले-मिण्टो सुधारों (दे०) पर 
आधृत था। इस ऐक्टके द्वारा इम्पीरियल लेजिस्लेटिब 
कौंसिल तथा प्रांतीय विधान-मंडलोंके सदस्योंकी संख्या 
और बढ़ा दी गयी। ऐक्टके अनुसार विधानमंडलोंके 
गैरसरकारी सदस्योंकी संख्या भी बढ़ गयी और उनमेंसे ... 
कुछ सदस्योंके अप्रत्यक्ष रीतिसे निर्वाचित किये जानेकी 
व्यवस्था BE ऐक्टके द्वारा मुसलमानोंके लिए पृथक्‌ 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी प्रथा शुरूकी गयी और इस , 
प्रकार भारतके विभाजनका बीज-वपन कर दिया. गया। 

इंडियन नेशनल कात्फ्रेस-२८, २६ तथा ३० दिसम्बर 
१८८३ ई० को कलकत्ताके इंडियन एसोसिएशनके तत्त्वाब- 
धानमें श्रायोजित । ag पहला सम्मेलन था, जिसमें 
सारे भारतके गैरसरकारी प्रतिनिधियोंने भाग लिया 
और सार्वजनिक प्रश्नोंपर विचार-विमश किया । इसीके 
नमूनेपर दो साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका गठन 
किया गया। इस सम्मेलनमें श्रौद्योगिक तथा तकनीकी 
शिक्षा, इंडियन सिविल सर्विसमें भारतीयोंको श्रधिक 
स्थान देने, न्यायपालिका श्रौर कार्यपालिकाके कार्योंगो 
पृथक्‌ करने, प्रतिनिधित्वपूर्ण सरका रकी स्थापना करने तथा 
शस्त्र कानूतके सम्बन्धमें विचार किया गया। इंडियन 
नेशनल कान्‍्फेंसका द्वितीय भ्रधिवेशन भी कलकत्तामें १5८५ 
ई० में हुआ । यह पहले भ्रधिवेशनसे अ्रधिक प्रतिनिधि- 
त्वपूर्ण था । इसमें सामयिक राजनीतिक प्रश्नोंपर 
विचार किया गया । १८८५ fo के बाद इंडियन नेशनल 
armen विलयन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें कर दिया 
गया, जिसका पहला afar १८८५ ई० में gar 

इंदौर-अ्रट्टा रहवीं शताब्दीके उत्तराद्धेमें मल्हारराव होल्कर 
(20) द्वारा स्थापित राज्यकी राजधानी | 

इंसाफकी जंजीर-मुगल THE जहाँगीर द्वारा १६०५ Fo 
में सिहासनारूढ़ होनेके तत्काल बाद लटकवायी गयी। 
इसमें ६० घण्टियाँ थीं। यह झ्रागराके किलेमें शाहबुरजी 


£0 
Yo 


इकबाल, सर मुहम्मद-हत्मादुद्दौ ला 





और यमुनातटपर स्थित एक पाषाणस्तम्भके बीच 
स्थित थी । इस जंजीरको खींचनेसे सभी घण्टियाँ बज 
उठती थीं । इसके द्वारा जहाँगीर की प्रजाका छोटेसे छोटा 
प्राणी भी अपनी शिकायत सीधे ware तक पहुँचा सकता 
qt इससे प्रजाके प्रति जहाँगीरके प्रेम और उसकी 
न्यायप्रियताका संकेत मिलता है | 

इकबाल, सर गुहम्मद-(१८७६-१६३८ ई०)-आधुनिक 
भारतीय प्रसिद्ध मुसलमान कवि । इनकी रचनाएँ मुख्य 
रूपसे फारसीमें हैं और अंग्रेजीमं केवल एक पुस्तक है, 
जिसका शीर्षक है ‘fare लेक्वर्स आन दि रिकत्सट्रक्शन 
आफ रिलीजस थाट' (धार्मिक चिंतनकी नवव्याख्याके 
सम्बन्धमें छह व्याख्यान) | उनका मत था कि इरालाम 
रूहानी ग्राजादीकी जद्दोजहदके जज्बेका श्रलमबरदार 
है और सभी saree धामिक अनुभवोंदगा निचोड़ 
है । ag कर्मवीरताका एक जीवंत सिद्धांत है जो जीवन- 
को ate बनाता है। यूरोप aa और सत्ताके लिए 
पागल है । इसलाम ही एकभात्न धर्म है जो सच्चे जीवन- 
मूल्योंका निर्माण कर सकता है और अनवरत संघर्षके 
द्वारा प्रकृतिके ऊपर मनुष्यको विजयी बना सकता है। 
उनकी रचनाझोंने भारतके मुसलमान युवकोंमें यह भावना 
भर दी कि उनकी एक पृथक्‌ भूमिका है। इकबालने ही 
सबसे पहले १६३० Fo में भारत feat भीतर TAT 
पश्चिमी सीमाप्रांत, बलूचिस्तान, सिंध तथा कश्मीरको 
मिलाकर एक नया मुसलिम राज्य बनानेका विचार 
रखा, जिसने पाकिस्तानको जन्म दिया। पाकिस्तान 
शब्द इकबालका TST GAT नहीं है । इसे १६३३ ई० में 
चौधरी wena अलीने गढ़ा था। इकबालकी काव्य- 
प्रतिभासे प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकारने उन्हें सर' की 
उपाधि प्रदान की । 

इक्ष्वाकु-एक प्रसिद्ध पौराणिक राजा । रामायणके नायक 
रामचन्द्रज़ीके पिता तथा कोशलके राजा दशरथ उन्हींके 
वंशज थे । 

इछ्तियारुद्दीत अल्तूनिया-रजिया बेगम (१२३६-४० ई०) 
(दे०) के शासन कालके प्रारम्भमें भटिडाका हाकिम। 
उसने १२४० ई० में रजियाके खिलाफ बगावत कर दी, 
उसे rae कर दिया और बंदी बना लिया । परंतु उसे 
बहरामसे, जो नथा सुल्तान बना था, यथेष्ट पुरस्कार 
नहीं मिला । इसलिए उसने रजियाको जेलखानेसे रिहा 
कर दिया, उससे शादी कर ली और रजियाको फिरसे 
गद्दीपर बिठानेके लिए एक बड़ी सेनाके साथ दिल्लीपर 
चढ़ाई कर दी । परंतु वह कैथलकी लड़ाईमें पराजित 


हुआ और दूसरे दिन उसे और रजियाकों मार डाला 
गया। 

इख्तियारुद्दीन मुहम्मद-बख्तियार खिलजीका लड़का तथा 
बंगालव। पहला मुसलमान विजेता । वह सामान्य 
wre बख्तियार खिलजीके नामसे विख्यात है। उसका 
व्यक्तित्व बाहरसे देखनेमें अधिक प्रभावशाली नहीं था, 
परन्तु वह बड़ा साहसी और महत्त्वाकांक्षी था। उसने 
बिहार्पर हमला करके उसकी राजधानी उड्यन्तपुर- 
पर अधिकार कर लिया और वहाँके महाविहारमें रहने- 
वाले सभी बौद्ध भिक्षुओंका वध कर डाला । उसने 
११६२ fo में बिहार जीत लिया । इसके बाद ही, संभवत: 
११६३ ई० में, fran निश्चित रूपसे १२०२ Fo से पहले, 
उसने wares नदियापर हमला बोल दिया, जो उस समय 
अंतिम सेन राजा, लक्ष्मण सेनकी राजधानी था। लक्ष्मण 
सेन पूर्वी बंगाल भाग गया । बख्तियार खिलजी शहाबुद्दीन 
मुहम्मद गोरीकी ओरसे बंगालका सूबेदार बन कर गौड़ 
(दे०) में रहने लगा । 

इस सफलतासे बख्तियार खिलजीकी महत्त्वाकांक्षा 

और बढ़ गयी और उसने एक बड़ी मुसलमानी फौज लेकर 
कामरूप (आसाम) होकर तिब्बतकी ओर aa frat 
बंगालसे निकलकर उसकी फौज किस दिशामें आगे बढ़ी 
अथवा उसका निश्चित लक्ष्य क्या था, यह संदिस्ध है। 
wae दिन कूच करनेके बाद उसने जिस राज्यपर हमला 
किया था, उसकी सेनासे मुकाबला हुआ | Tat उसकी 
हार हुई और उसे भारी क्षति उठानी पड़ी। वापस 
लौटते समय उसकी फौज नथ्ट हो गयी । इख्तियारुद्दीत 
अपने साथ दस हजार घुड़सवार ले गया AT जब वह 
वापस ater तो उनमें सी घुड़सवार जिन्दा बचे थे। 
इस हारने उसका साहस भंग कर दिया और ag शोक 
तथा लांछनासे पीड़ित होकर १२०६ Fo में मर गया । 

इजिदबख्श-शाहजहाँके Wa पुत्र, शाहजादा मुरादका 
लड़का | औरंगजेबने उसकी जान बख्श दी और बादमें 
अपनी पाँचवीं लड़कीकी शादी उससे कर दी । 

इत्मादुद्दौला-बादशाह जहाँगीर द्वारा गद्दीपर बैठनेके बाद 
ही मिर्जा गयास बेगको प्रदत्त उपाधि। गयासबेग ईरानसे 
ara at ate अ्रकबरका दरबारी था। वह प्रसिद्ध 
नूरजहाँका पिता था, जिससे बादशाह जहाँगीरने १६११ 
ई० में विवाह कर लिया । उसे तथा उसके बेटे आसफर्खाँ- 
को retires ऊँचे पद प्रदान किये । उसकी मृत्यु १६२२ 
ई० में हुई और उसकी प्यारी बेटी, मलका नूरजहाँने उसकी 
PAIK सफेद संगमरमरका सुन्दर मकबरा बनवाया | 


ms 


इत्सिग-इश्राहीम आदिल शाह feet 


उसका नाम इत्मादुद्दोला है। “मुगल इमारतोंमें उसके 
जोड़की औरर कोई दूसरी इमारत नहीं है । अपनी नफासत 
और महीत पच्चीकारीमें यह इमारत अपने आपमें एक 
नमूना है।” (फर्गुसन) 

इत्सिग-एक चीनी भिक्षु और यात्री, जो ६७५ ई० में सुमात्रा 
होकर समुद्र मार्गसे भारत आया। वह दस वर्षों तक 
areal विश्वविद्यालयमें रहा और उसने वहाँके प्रसिद्ध 
आचायसि संस्कृत तथा बौद्ध ath ग्रंथोंको पढ़ा । उसते 
६६१ ई० में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मलय दीप- 
पुंजमें प्रचलित बौद्ध धर्मका विवरण लिखा। इस 
ग्रंथसे हमें उस कालके भारतके राजनीतिक इतिहासके 
बारेमें तो अधिक जानकारी नहीं मिलती, परंतु यह ग्रंथ 
बौद्ध धर्म और संस्कृत साहित्यके इतिहासका अमूल्य 
स्रोत माना जाता है। 

इस्त्र-एक वैदिक देवता, जिसका प्रधान wea aT था। 
वैदिक देवताश्रोंमें इसका स्थान बहुत ऊँचा था। 

इस्द्र-राष्ट्रकूट वंश (दे०) में इस नामके चार राजा हुए I 
इन्द्र प्रथम तथा इन्द्र द्वितीयके बारेमें उनके नामोंको 
छोड़कर भर कुछ ज्ञात नहीं है। इन्द्र तृतीय (६१५- 
१७ fo) ने बहुत थोड़े समय तक राज्य किया । इतनेही 
समयमें उसने कन्नौजपर ग्राक्रमण कर अधिकार कर लिया। 
उसकी मृत्युके बाद ही कन्नौज for गया। इन्द्र चतुर्थ, 
जिसकी मृत्यु €८२ ई० में हुई, राष्ट्रकूट वंशका अंतिम 
राजा था। 

इन्द्रप्रस्थ-पांडवोंकी राजधानी । कौरवोंके साथ उनकी 
लड़ाई महाभारतकी मुख्य कथावस्तु है! इस नगर की 
पहचान दिल्‍लीके निकट इन्दरपत गाँवसे की जाती है । 

इबादतखामा (प्रार्थनागृह)-बादशाह श्रकबरने फतहपुर 
सीकरीमें १५७५ ई०में बनवाया | इसमें विभिन्न धर्मोके 
faa एकतन्न होकर धार्मिक विषयोंपर विचार करते 
थे। शुरूमें १५७५-७८ ई० तक इसमें केवल मुसलमान 
धर्मवेत्ता बुलाये जाते थे, परंतु बादमें १५७६-१५८२ 
fom बीच सभी ante विद्वानोंकों आ्रामंत्रित किया जाने 

| लगा। अकबर द्वारा 'दीन इलाही' (0) की घोषणा 
कर दिये जानेके बाद इवादतखानेकी मजलिसें समाप्त 
हो गयीं । 

इब्न बतूता-एक विद्वान्‌ अफ्रीकी यात्री, जो १३३३ ई० में 
सुल्तान मुहम्मद तुगलकके राज्यकालमें भारत आया। 
सुल्तानने उसका स्वागत किया और उसे दिल्‍लीका प्रधान 
काजी नियुक्त कर दिया। १३४२ ई० में सुल्तानके 
राजदूतके रूपमें चीन जानेतक वह इस पदपर बना रहा | 


aq 


उसने अपनी भारत-यात्रा का बहुमूल्य वर्णन लिखा है, 
जिससे सुल्तान मुहम्मद तुगलकके जीवन और कालके 
बारेमें महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। उसका वर्णन 
अतिशयोक्तियोंस भरा होनेपर भी सामान्य रीतिसे 
विश्वसनीय है। उसने, सुल्तान हारा जिन कारणोंसे 
राजधानीको दिल्‍लोसे हटाकर दौलताबाद ले जाने का 
sem feat vat और जिस रीतिसे दिललीको पूरी तरहसे 
खाली कराया गया, उसका जो वर्णन किया है, उसे 
उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है । 

इब्नाहीम-गोलकुंडाके कुतुबशाही वंशका तीसरा शासक, 
जिसने १५५० से १५८० ई० तक शासन किया । उसने 
विजयनगर साम्राज्यके विरुद्ध बीजापुर, बराड़ तथा 
अहमदनगरके युल्तानोंसे समझौता कर लिया और तालीकोट 
की लड़ाई (१५५६ ई०) में उसे हरा देने तथा विजयनगर- 
को उजाड़ देनेके बाद लूट-खसोटठमें हिस्सा बँटाया । 
इब्राहीम अपनी प्रजाके साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करता 
था और अपने राज्यमें उसने हिन्दुओंको भी ऊँचे पद दे 
रखे थे। 


इब्राहीम-सैयद बंधुओंने १७१६ ई०में जिन चार नाममात्के - 
मुगल बादशाहोंको दिललीकी गद्दीपर बिठाया था, उनमें 
अंतिम | वह बहादुरशाह प्रथम (१७०७-१२ ई०)के 
तीसरे ga रफी-उस-शानका लड़का था। सैयद बंधुओ्रोंने 
कुछ समय बाद उसे गद्दीसे उतार दिया और मार डाला । 
उस समय दिललीके बादशाहोंको बताना और बिगाड़ना 
सैयद बंधुओंके हाथमें था। 

इब्राहीम आदिल शाह प्रथम-बीजापुरके श्रादिलशाही वंश- 
का चौथा सुल्तान (१५३४-५७ fo) | इस वंशके 
प्रथम सुल्तानने शिया धर्म अंगीकार कर लिया था किन्तु 
इसने शिया धर्म श्रस्वीकार कर दिया । ag फारससे 
आये अमीरोके स्थानपर दक्खिनी अमीरोंकों पसंद करता 
था । इसका वजीर असद खां अत्यंत योग्य था। उसने 
विजयनगरकी एक सप्ताहकी राजकीय यात्रा की और 
बहुतसे उपहारोंके साथ वापस लौटा । उसने अपने राज्य- 
पर बिदर, अरहमदनगर तथा गोलकुंडाके सुल्तानोंके संयुक्त 
हमलेको विफल कर दिया । उसके शासन कालमें अनेका- 
नेक asda रचे गये । बुढ़ापेमें वह बहुत अधिक शराब 
पीने लगा और उसीसे उसकी मृत्यु हो गयी । 

इब्नाहोम आदिल शाह ह्वितीय-बीजापुरके भ्रादिलशाही 
ANAT छठा सुल्तान | उसने १५८० FoF १६२६ Fo 
तक शासन feat. उसकी माँ अ्रहमदनगरकी प्रसिद्ध 
शाहजादी, चाँद बीबी थीं। इब्नाहीम आदिल शाह द्वितीय 





४२५ > 


garda खां-इम्पीरियल काफ्रेन्स 





जिस समय गद्दीपरं बैठा, नाबालिग था और राज्यका 
प्रबंध १५८४ fo तक उसकी माँ देखती रही। १५८५४ 
ई०में चाँद बीबी अहमदनगर वापस लौट TAT १५६४५ 
ई०में cardia आदिलशाह द्वितीयने अरहमदनगरके सुल्तान- 
को पराजित कर मार डाला। परंतु शीघ्र ही दोनों 
राज्योंकों मुगल साम्राज्य द्वारा TATA कर लिये जाने- 
की योजनाका सामना करता TST | 
इब्राहीम आदिल शाह द्वितीय बहुत ही उदार शासक 

aT) उसने श्रपने राज्यमें हिन्दू और ईसाई प्रजाको पूरी 
भामिक स्वतंत्रता दे रखी थी। उसने प्रशासनमें कई 
सुधार किये; भूमिका बन्दोबस्त ठीक किया, ath 
पुर्तगालियोंसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये, अपने 
राज्यका विस्तार मैसूरकी सीमातक किया, बीजापुरमें कई 
सुंदर इमारतें बनवायीं और प्रसिद्ध इतिहासकार मुहम्मद 
कासिमको-जो फरिश्ताके उपनामसे प्रसिद्ध है--आश्रय 
दिया | 

इब्राहोम खाँ-१६८९६-६७ ई०के मध्य बंगालका मुगल 
aa | वह शांत स्वभावक। बूढ़ा आदमी था और 
अंग्रेजोंके प्रति मित्रताका भाव रखता था। उसके पहलेके 
Aart शाइस्ता खाँ (दे०) ने अंग्रेजोंको बंगालसे निकाल 
दिया था। इब्राहीम खां ने उन्हें वापस बुला लिया AIK 
जाव चञारनाक (दे०)को उस स्थानपर बसनेकी इजाजत 
दे दी जहाँ बादमें कलकत्ता नगर विकसित gar । इब्राहीम 
खाँ प्रशासनके कार्योकी बहुत उपेक्षा करता था, इसीलिए 
मिदनापुर जिलेके जमींदार शोभासिहकों बगावत करनेका 
मौका मिल wat) उसने इस बगावतको तत्काल नहीं 
दबाया । अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और डच लोगोंको बंगालमें 
अपनी बस्तियोंकी किलेबंदी करनेकी इजाजत देकर, ताकि 
& शोभासिंहका मुकाबला कर सकें, उसने स्थितिको और 
झोचनीय बना दिया । इब्राहीम खाँकी इन गलतियोंसे 
बादशाह भौरंगजेब नाखुश हो गया और उसने १६६७ Fo 
में उसे बंगालकी सूबेदारीसे हटा fears 

इब्राहोम खाँ गा्दो-एक भाड़ेका सैनिक, जिसे at (दे०)ने 
स्वयं प्रशिक्षित किया और जो उसके तोपखानेका प्रधान 
हो गया। १७५७ ई०में उसने निजामकी नौकरी कर 
ली, परंतु अगले साल वह पेशवाकी सेवामें चला गया । 
उसने १७६० ई०में उदग्रिर (दे०)की लड़ाईमें निजाम- 
की फौजोंके खिलाफ मराठोंकों विजयी बनानेमें भारी 
योगदान दिया । वह पानीपत (दे०)की तीसरी लड़ाईमें 
Sooo सिपाहियों तथा ४० तोपोंके साथ मराठोंकी AT 
लड़ा । यद्यपि शुरूमें उसने शत्रुकी फौजोंको पछाड़ दिया, 


warts sat इस युद्धमें मराठोंकी पराजय हुई ae विजयी 
अफगानोंने उसे बंदी बना लिया तथा मार डाला। 

इब्नाहीम लोदी-दिल्लीके लोदी वंश (दे०)का तीसरा सुल्तान 
(१५१७-२६ ई०) । अपने शासन कालके शुरूमें उसने 
राजपूतोंसे ग्वालियर छीन लिया । परंतु उसने श्रफगान 
सरदारोंको कड़े नियंत्रणमें रखनेकी जो नीति अपनायी 
तथा उनके साथ जिस प्रकारका कठोर व्यवहार किया 
उससे वे उसके विरोधी बन गये । एक असंतुष्ट सरदार, 
पंजाबके afer दोलत खाँ लोदीने बाबरको, जो भ्रफ- 
गानिस्तानका बादशाह बन बैठा था, आमंत्रित किया, 
कि वह आकर इब्राहीमकी गद्दी छीन ले। बाबरने २१ 
अप्रैल ११५२६ ई०को यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया । 
उसने पानीपत (दे०)की पहली लड़ाईमें इब्नाहीम 
लोदीको हरा दिया और मार डाला | इब्राहीमः लोदी 
दिल्‍लीका अंतिम सुल्तान था । 

इब्राहीम शाह्‌ शर्को-जोनवुरका सुल्तान (१४०२-३६ ई० ) 
और wat वंशका सबसे योग्य शासक । हिन्दू धर्मके प्रति 
ae weit श्रसहनशील था। वह एक सुसंस्क्ृत व्यक्ति 
था और कला और साहित्यका संरक्षक था। उसने 
जौनपुरको मुसलिम विद्याका महत्त्वपूर्ण केन्द्र बना दिया 
झौर बहुत-सी भव्य इमारतें बनवा कर शहरको सुंदर 
बनाया | उसने जो इमारतें बनवायीं, उनमें श्रटाला 
मसजिद सबसे मुख्य है जो १४०५८ Lot पूरी हुई । 

इब्राहीम सूर-सूर वंश (दे०)का चोथा बादशाह, जिसने 
१५५४५ई०में बहुत ats anak लिए शासन किया । 
हुमायूं द्वारा दिल्लीपर फिरसे मुगल शासन स्थापित किये 
जानेपर इब्राहीम सूर उड़ीस। भाग गया । वहाँ वह १५६७ 
ई०के आसपास मार डाला गया। 

इमादशाही वंश-स्थापना लगभग १४६० FoF बराडके 
फतहुल्‍ला (दे०) द्वारा जिसको इमादुलमुल्क कहते थे। 
बहमनी राज्य (दे०) से अपनेको अलग कर वह स्वतंत्र 
शासक बन बैठा । इस वंशने चार पीढ़ियों, १४६० ई०से 
१५७४ ई० तक राज्य किथा । १५७४ fot बराड़पर 
अहमदनगरने कब्जा कर लिया । 

इमादुल-मुल्क-मुगल शासनकालकी एक ऊंची eat 
यह पदवी निजामुल्‌«मुल्कके सबसे बड़े बेठे फीरोज जंग 
गाजीउद्दीनकों मिली थी और उसकी मृत्युपर उसके बेटे 
तथा उत्तराधिकारी शहाबुद्दीनको, जिसे गाजीउद्दीन (Zo ) 
भी कहते थे, १७५३ ई०में मुगल बादशाहका वजीर नियुक्त 
होनेपर मिली थी । 

इस्पीरियल कान्फ्रेंस-लंदनमें १६२१, १६२३ तथा १६२६ 
में हुई, जिसमें भारतके प्रतिनिधियोंने भी भाग लिया। 


64 


इम्पीरियल कंडेट कार्प्स-इम्पी, सर एलिजा 


५३ 





इम्पीरियल फैडेट काप्से-स्थापता वायसराय लार्ड कर्जन 
द्वारा १६९०१ ई०में । इसमें रजवाड़ों और ऊंचे खानदान- 
के नवयुवकोंको भर्ती किया जाता था और उन्हें प्राथमिक 
फौजी प्रशिक्षण feat जाता था। 

इम्पीरियल लायब्रेरी (अरब राष्ट्रीय पुस्तकालय कहलाता है)- 
स्थापना वायसराय ATS कर्जन द्वारा अपने शासनकाल 
(१८६९-१६०५ fo) Hi यह कलकत्तामें संप्रति 
बेलवेडियरमें विद्यमान है जो पहले लेफ्टिनेंट-गवर्नरका 
निवासस्थात था। यह सार्वजनिक पुस्तकालय है जिसमें 
पुस्तकोंका विशाल संग्रह है । 

इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल-संघटन १८६१ ईण्के 
इंडियन कौंसिल्स ऐक्टके द्वारा । यह उस समय वायसराय- 
की एक्जीक्यूटिव कौंसिल (कार्यकारिणी समिति) ही थी, 
जिसका विस्तार करके छहसे बारह मनोनीत सदस्य नियुक्त 
कर दिये गये थे। इनमें कमसे कम आधे गैरसरकारी 
सदस्य होते थे। इम्पीरियल ल्ेजिस्लेटिव कौंसिलके 
पहले तीन गैरसरकारी भारतीय सदस्य महार।ज पटियाला, 
महाराज बनारस और ग्वालियरके सर दिनकर राव थे । 
उसके कानून aah अ्रधिकार श्रत्यंत सीमित थे। 
१८६२ ई०के इंडियन कोंसिल्स tet द्वारा इम्पीरियल 
लेजिस्लेटिव कौंसिलके सदस्योंकी संख्या बढ़ा दी गयी । 
इसके अ्रतिरिक्त सदस्योंकी संख्या बारहसे बढ़ाकर सोलह 
कर दी गयी। इनमें अधिकसे अभ्रधिक छह मनोनीत 
सरकारी सदस्य होते थे । दस गैरसरकारी सदस्योंमें 
चार प्रांतीय लेजिस्लेटिव कौंसिलों द्वारा चुने जाते थे, 
एक कलकत्ताके चैम्बर आफ काम (वाणिज्य संघ) 
द्वारा चुना जाता था और बाकी पाँच गवर्नर-जनरल द्वारा 
मनोनीत किये जाते थे । इम्पीरियल लेजिस्जेटिव कौंसिल- 
के avatar भी विस्तार किया गया । उसे बजटपर बहस 
करने और प्रश्न करनेका अधिकार दे दिया गया । 

१६०६ fo के गवतमेण्ट are इंडिया dae द्वारा 

इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिलमें और परिवर्तत किया 
गया । उसके सदस्योंकी संख्या बढ़ाकर साठ कर दी गयी, 
जिनमें भ्रद्टाईस मनोत्तीत सरकारी acer होते थे, पाँच 
मनोनीत गैरसरकारी सदस्य होते थे और सत्ताईस गैर- 
सरकारी सदस्य प्रांतीय लेजिस्लेटिव कौंसिलों, मुसलमानों 
तथा वाणिज्य संघोंके द्वारा चुने जाते थे। इम्पीरियल 
लेजिस्लेटिव कौंसिलके कार्योंका भी विस्तार किया गया । 
उसे बजट तथा कुछ सार्वजनिक महत्त्वके प्रश्नोंपर प्रस्ताव 
पेश करनेका भ्रधिकार दे. दिया गया । प्रस्ताव सिफारिशके 
रूपमें होते थे और सरकार उन्हें स्वीकार करनेके लिंए 


बाध्य नहीं थी। गवर्नर-जनरल श्रपने इच्छानुसार 
कौंसिलके श्रध्यक्षके रूपमें कार्य कर सकता था श्रौर किसौ 
भी प्रस्तावकों पेश होनेसे रोक सकता था । 

१९१६ के गवर्नमेण्ट झाफ इंडिया tae द्वारा और 
परिवर्तन किया गया । यह tae मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 
(दे०) पर आधृत था। ऐक्टके अन्तर्गत केन्द्रमें दो 
सदनोंवाले विधान मंडलकी स्थापना की गयी। इस्पी- 
रियल लेजिस्लेटिव कौंसिलकों भ्रब इंडियत लेजिस्लेटिब 
असेम्बलीमें विलीन कर दिया गया भ्रौर उसके सदस्योंकी 
संख्या बढ़ाकर १४४ कर दी गयी। इनमेंसे १०५ 
सदस्य निर्वाचित होते थे।. केन्द्रीय असेम्बलीके कानून 
बनानेके' अधिकारोंका विस्तार कर दिया गया तथा प्रशा- 
सनपर उसका नियंत्रण बढ़ा दिया गया । (दे०, ब्रिठिश 
प्रशासनके अंतर्गत ) 

इम्पीरियल सर्विस काप्सं-स्थापना ars safer (१८८४- 
ss ई०) के प्रशासन कालमें । इस योजनाके stevie 
देशी रजवाड़ोंमें सैन्य-संग्रह किया जाता था । इन सेनाग्रोंके 
अफसर भारतीय होते थे। श्रावश्यकता पड़नेपर सा ञ्राज्य- 
की सेवाके लिए इनको उपलब्ध किया जाता था। 
इन सेनाओंने दोनों विश्वयुद्धोंमे भाग लिया और महस्व- 
पूर्ण सेवाएँ कीं । 

wed, सर एलिजा ( १७३२-१८०६ fo )-वेस्टमिनि- 
स्टरमें शिक्षा तथा गवन्‌र-जनरल वारेन हेस्टिग्स (बे०) 
का सहपाठी। १७७३ ई० के रेग्युलेटिंग ऐक्ट द्वारा 
कलकत्ताके सुप्रीम कोर्टका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त 
किया गया और १७७४ ई० में कलकत्ता IAT | १७७५ 
fo में उसकी भ्रध्यक्षतामें नंदकुमार (दे०) के मुकदमेकी 
सुनवाई हुई । उसने जालसाजीके भ्रभियोगमें उसे फासीकी 
सजा दी। बहुत-से लोगोंका विचार है कि इस मुकदमेमें 
ara हेस्टिग्सकी frat इम्पीकों प्रभावित किया। 
१७७७ ई० में ata हेस्टिग्सके कथित इस्तीफेपर भी 
उसने उसके पक्षमें निर्णेय दिया । उसने वारेन हेस्टिग्सके 
विरोधी, फिलिप फ्रांसिसको ats कांडमें ५०,००० Fo 
हर्जाना देनेका आदेश दिया । उसके नेतृत्वमें १७७६ ई० 
में सुप्रीम कोर्टने अपने अधिका र-क्षेत्रके verre कॉंसिलसे 
झगड़ा शुरू कर दिया, जो उसकी प्रतिष्ठाकों गिराने- 
वाला था | वारेन हेस्टिग्सने जैसे ही उसे मुख्य न्यायाधी शके 
रूपमें मिलनेवाले sooo dts वार्षिक वेतनकें भ्रतिरिक्त 
६००० पौंड वार्षिक वेतनपर सदर दीवानी अ्रदालतक़ा 
अध्यक्ष नियुक्तकर दिया, यह झगड़ा समाप्त हो गया । 
पालियामेण्टने इस सारी कार्यवाहीको wert अनियमित 


we 4 


इम्सावि नरसिह-इलाहाबादः 





ठहराया और १७८३ ई० में इम्पीको वापस बुला लिया । 
उसके विरुद्ध महाभियोग चलानेकी कोशिशकी गयी । 
उसने पालियाप्रेण्के समक्ष अपनी सफाई पेश की और 
महाभियोगकी कार्यवाही समाप्त करा दी । बह १७६० Fo 
में पालियामेण्टका सदस्य चुना गया और १७९६ ई० तक 
सदस्य रहा । 
इम्मांदि नररसिह-विजयवगर (दे०) के सालुव वंश (१४८६- 
१५०३ Zo) का दूसरा और अंतिम राजा | उसने १४६२ 
ई० से १५०३ ई० के श्रासपास वीर नरसिंह द्वारा हत्या कर 
दिये जानेतक राज्य किया। उसकी गतिविधियोंके 
बारेमें कुछ पता नहीं है । 
इविन, लार्ड, एडवर्ड फ्रेडरिक लिन्डले बुड-द्वितीय- बाइ- 
काउपण्ट हैलिकक्सका पुत्र । १८८१ई०में जन्म | उसने ईटनमें 
शिक्षा प्राप्त की और १६१० से १६२५ ई० तक ब्रिटिश 
पालियामेण्टका सदस्य रहा । इस दौरान ब्रिटिश मंत्रि- 
मंडलके विविध पदोंपर वह रहा। १९२५ Fo से १६३१ Fo 
तक वह भारतका वायसराय तथा गवनेर-जनरल रहा। 
भारतके वाथसरायके रूपमें उसका कार्यकाल अत्यन्त 
तूफानी कहा यया । १६२० Fo में आरम्भ किया गया 
असहयोग आंदोलन (दे०) उस समय भी जारी था। 
१६१६ के Tae आफ इंडिया ऐक्टकी कार्यविधिका 
मूल्यांकन करनेके लिए जो साइमन कमीशन (दे०) 
नियुक्त किया. गया था, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे । 
उसमें कोई भी भारतीय सदस्य न नियुक्त किये जानेसे सारे 
देशमें गहरी राजनीतिक भ्रशांति फैल गयी । ars इवितने 
भारतीय जनमतको शांत करनेके उद्देश्यसे ३१ अ्रक्तूबर 
१६२६ को ब्रिटिश सरकारसे परामर्श करके घोषणा की 
कि' औपनिवेशिक स्वराज्यकी स्थापना भारतकी संवैधा- 
निक प्रगतिका स्वाभाविक लक्ष्य है और साइमन कमी शन- 
की रिपोर्ट मिलनेके बाद पालियामेण्टमें नथा भारतीय 
संवैधानिक बिल पेश fra जानेसे पूर्व लंदनमें सभी 
भारतीय राजनीतिक पार्टियोंका एक गोलमेज सम्मेलन 
बुलाया जायगा | 
परंतु इसके बाद ही ब्रिटिश अधिकारियोंने ate. 


निवेशिक स्वराज्यकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट केर fear 


कि उसका oer कनाडा जैसे ऑपनिवेशिक स्वराज्य- 
प्राप्त देशका दर्जा प्रदान करना नहीं है, बल्कि भारतको 
एक अधीनस्थ देश बनाये रखकर उसे स्वायत्तशासी सरकार 
प्रदान करता है। इस स्पष्टीकरणके फलस्वरूप art 
इविनकी “घोषणा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसको संतोष नहीं 
प्रदान कर सकी श्रौर १६२६ fo में लाहौर अ्रधिवेशनमें 


घोषणा कर दी गयी कि कांग्रेसका ध्येय पूर्ण स्वाधीनता है । 
कांग्रेसने ATT १६३० में महात्मा गाँधीके नेतृत्वमें सत्या- 
ग्रह श्रांदोलन आरम्भ कर दिया । गाँधीजीने अपने कुछ 
अनुयायियोंके साथ दांडीकी ओर कूच किया और जान- 
बूझकर सरकारका “ATH कानून तोड़ा। यह नमक 
सत्याग्रह आंदोलन' site ही सारे देशमें फैल गया, जिससे 
भारी हलचल मच wat arg इविनने युक्तिपृर्वक 
स्थितिको सँभालनेका sara किया । एक ओर तो उसने 
कानूत और व्यवस्था को बनाये रखनेके लिए राज्यकी 
सारी शक्ति लगा दी तथा- काँग्रेस afer कमेटीके 
सभी सदंस्थोंकों गिरफ्तार कर लिया; दूसरी ओर वह 
महात्मा गाँधीसे समझौता-वार्ता चलाता रहा। वह 
गाँधीजीसे कई बार मिला और अंतमें गाँधी-इविन सम- 
झौता हो गया । 
इस समझौतेके अनुध्षार काँग्रेसने सत्याग्रह ग्रांदोलन 
स्थगित कर fear और बह गोलमेज-प्रम्मेलनके दूसरे 
अधिवेशनमें गाँधीजीको aca एकमात्र प्रतिनिधि बन।कर 
भेजनेको तैयार हो गयी। कांग्रेसने इस सम्मेलनके 
पहले भ्रधिवेशनका बहिष्कार frat था । उधर सरकारने 
भी सभी राजनीतिक बंदियोंको रिहा कर दिया । सिर्फ 
उन बंदियोंकों नहीं छोड़ा गथ। जिन्रपर हिंसात्मक उपद्रवों- 
में भाग लेनेके झारोप थे। गाँधी-इवित समझौतेके एक 
महीने बाद mS इवितने भारतके वायसरायके पदसे 
अवकाश ग्रहण कर लिया और अपने उत्तराधिकारी 
लार्ड विलिगडतपर ag भार छोड़ दिया कि वह चाहे तो 
उसकी नीतिको आगे बढ़ाये और व चाहे तो समाप्त 
कर दे। भारतसे अवकाश ग्रहण HAR बाद लार्ड इविम 
१६४० से १६४६ ई० तक अमेरिकामें ब्रिटिश राजदूत 
रहा । १६४४ ई० में उसे अल aH हैलिफैक्सकी पदवी 
प्रदान की गयी । 
इलाहाबाद-गंगा और यमुनाके संगमपर feat यह 
स्थान सामरिक दृष्टिसि बड़ा महत्त्वपूर्ण -है। प्राचीन 
नाम प्रयाग है और यह तीर्यराज कहा जाता है। ईसाकी 
चौथी और पाँचवीं शताब्दीमें गुप्त वंशके राज्यमें वह 
उनकी एक राजधानी भी' रहा है। सातवीं शताब्दीमें 
ame हर्षवर्धन, वहाँ पाँच-पाँच ada cara, सत्रका 
आयोजन किया करता ar ऐसे एक aad चीनी यात्री 
ह्यूएनत्सांगने ६४३ fo में भाग लिया था। इलाहाबादमें 
सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक matte (२७३-२३२| 
ई०पू०)के ६ स्तम्भ-लेखोंमेंसे एक है। इसपर॑ गुप्त 
सम्राद्‌ समुद्रगुप्त (३३०-३८० ई०) की कवि हरि- 


९. 


इलाहाबादकी सन्धि-इल्बर्ट बिल 


षेण रचित प्रसिद्ध प्रशस्ति है। इसमें उसके दिग्विजयका 
वर्णन है। इस स्थानके स।मरिक महत्त्वको देखकर 
अकबरने १५८३ ई०में यहाँ गंगा-यमुनाके संगमपर 
किला बनवाया और प्रयागके स्थानपर इसका नाम 
इलाहाबाद रखा । यह नगर इलाहाबाद सूबेकी राजधानी 
बनाया गया। यह नगर बादमें उत्तर प्रदेश -(संयुक्‍त 
प्रांत आगरा अवध)की राजधानी रहा । यहाँ प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालय भी है । 

इलाहाबादकी सन्धि-१७६५ fo में ईस्ट इंडिया कम्पनीकी 
area क्लाइब और बादशाह शाह ग्रालम द्वितीयके मध्य 
हुई । इस सन्धिके द्वारा ईस्ट इंडिया कम्पनीने कोड़ा और 
इलाहाबादके जिलोंको शाह आलम द्वितीयको लौटाना 
और उसे २६ लाख रुपये वार्षिक खिराज देना स्वीकार 
किया था और इसके बदलेमें बादशाहने ईस्ट इंडिया 
कम्पनीको बंगाल, बिहार और उड़ीसाकी दीवानी 
(राजस्व वसूलनेका अधिकार) सौंप दी थी । 

इलाही सन्‌-बादशाह अ्रकबरने १५८४ FoF चलाया | 
यह सौर वर्षपर mat था और अकबरके गद्दीपर 
बैठनेके बाद'पहले नौरोज अर्थात्‌ ११ मार्च १५५६ Fo से 
प्रचलित किया गया । शाहजहाँने सिककोंपर इस सन्‌को 
लिखनेकी प्रथाको निरुत्साहित किया और समाप्त कर 
दिया । औरंगजेबने १६५८ ई०में गद्दीफर बैठतेके बाद 
ही इस सन्‌का प्रयोग पूरी तरहसे बन्द कर दिया । 

इलियास शाह (हाजी या मलिक इलिंयास भी कहलाता था )- 
पश्चिमी बंगालके स्वतंत्र बादशाह अलाउद्दीन अली शाह 
(१३३९-४५ ई०)का सोतेला भाई। उसके बाद 
१३४५ ई० के आसपास गद्दीपर बैठा और शमसुद्दीन 
इलियास शाहकी पदवी धारण की । उसने १३५७ Fo 
तक शासन किया और १३५२ fo पूर्व बंगालको 
जीता तथा उड़ीसा और तिरहुतसे खिराज़ वसूल किया । 
उसने बनारसपर भी चढ़ाई करनेकी धमकी दी । इससे 
दिल्लीका सुल्तान फीरोज शाह तुगलक (१३५१-८८ Fo ) 
भड़क उठा और . उसने बंगालपर हमला कर feat 
इलियास अपनी राजधानी पंडुआसे हटकर पूर्वी बंगालके 
इकडला नामक CAAT चला गया । उसने सुल्तानकी 
फौजको पीछे ढकेल दिया । उसका शासनकाल श्रत्यंत 
सफल रहा। उसने नथा सिक्का चलाया और अपनी 
राजधानीमें कई मसजिदें और इमारतें बनवायीं। उसकी 
मृत्यु राजधानी पंड्झामें १३५७ ई०में हुई। उसके बाद 
उसके उत्तरा घिकारियोंकी एक लम्बीश्यंखला १४६० Fo 
तक बंगालका शासन करती रही | इन सबकी गणना बंगाल- 
के इलियास शाही वंशमें की जाती है । 


RX 


इलोरा-महाराष्ट्रमें पर्वतीय qaniis लिए प्रसिद्ध । 
ये गुफाएँ तीन वर्गोमें विभाजित की गयी हैं और अलग- 
अलग तीन धर्मोसे सम्बन्धित हैं । दाहिनी ओर बौद्ोंके 
चैत्य-सभाकक्ष हैं और सुदूर बायीं ओर जैनियोंकी गुफाएँ 
हैं। इन दोनोंके मध्यमें हिन्दू मंदिर हैं । इनमें सबसे 
बड़ा कैलास-मन्दिर (दे०) है जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण 
(लगभग ७६०-७५ Fo) के आदेशपर बनाया गया था | 
केवल एक पहाड़ी aerial काटकर बनाया गया यह 
अद्भुत मंदिर है। यह न केवल अपने झ्ाकारकी गुरुताके 
लिए, वरन्‌ अलंकरणके लिए भी प्रसिद्ध है। (Fao) 

इल्तुतमिश-दिल्लीका. सुल्तान (१२११-३६ fo) 1 
आरम्भमें वह दिललीके पहले सुल्तान कृतुबुद्दीन ऐबकका 
गुलाम था। योग्यताके कारण वह मालिकका प्यारा 
बन गया । उसने उसे गुलामीसे qa. ae दिया और 
अपनी लड़कीकी शादी करके उसे बदायूंका हाकिम बना 
दिया। कुतुबुद्दीनकी मृत्युके एक साल वाद वह उसके 
उत्तराधिकारी आारामको हरानेके बाद दिल्लीकी गद्दी- 
पर बैठा । इल्तुतमिश बहुत योग्य शासक सिद्ध हुआ | 
उसने असंतुष्ट मुसलमान सरदारोंकी बगावत कुचल दी। - 
उसने अपने तीन शक्तिशाली प्रतिद्वन्दियों--पंजाबके 
एलदोज, सिंधके कुबाचा तथा बंगालके अली मर्दात खाँ- 
को भी पराजित किया । उसने रणथम्भोर और ग्वालियर- 
को हिन्दुओंसे फिर छीन लिया । सुल्तान aera (दे०) 
के fade शासनकालमें हिन्दुओंने इन दोनों स्थानोंको 
फिरसे जीत लिया था। उसने भिलसा और उज्जैन 
सहित मालवाकों भी जीत लिया । उसके शासन कालमें 
मंगोलोंका खूंखार नेता चंगेज खाँ खीवाके शाह जलालुद्दीन- 
का पीछा करता हुआ भारतकी सीमाओंतक आा पहुँचा: 
और उसने भारतपर हमला करनेकी धमकी दी । इल्तुत- 
मिशने विनम्र रीतिसे wits शाह जलालुद्दीतकों शरण 
देनेसे इन्कार करके इस आफतसे पीछा छुड़ाया | इल्तुत- 
मिशकों बगदादके खलीफासे खिलझत प्राप्त हुई थी 
इससे दिललीकी accra उसके अधिकारकी धार्मिक 
पुष्टि हो गयी । उसने चाँदीके सिक्के ढालनेकी अच्छी 
व्यवस्था की जो बादके सुल्तानोंके लिए आदर्श सिद्ध हुई । 
उसने १२३२ fo में मुसलिम संत ख्वाजा . कुतुबुद्दीनके 
सम्मानमें प्रसिद्ध कुतुब-मीनारका निर्माण कराया। 
एक साहसी, योद्धा और योग्य प्रशासकके STH इल्तुत- 
मिशको facets प्रारम्भिक सुल्तानोंमें सबसे महान्‌ ' 
कहा जा सकता है। 

इल्बर्ट बिल-वायसरायके - कानून सदस्य, सर सीं० पी० 
इल्बर्ट ने १८८३ Go में पेश किया । इसका उद्देश्य सरकारी 





५७ 
५६ 





अधिकारियों और भारतीय प्रजाके बीच जातीय भेदभाव 
दूर करना था। बिलमें भारतीय जजों और मजिस्ट्रेटों- 
को भी अंग्रेज अभियुकतोंक मामलोंपर विचार करनेके 
अधिकारका “प्रस्ताव किया गया था। १८७३ ईण्के 
जाब्ता फौजदारीके अंतर्गत श्रंग्रेज भ्रभियुक्तोंके मामलों- 
में केवल प्ंग्रेज मजिस्ट्रेट और जज ही विचार कर सकते थे । 
सिर्फ कलकत्ता, मद्रास और बम्बईके नंगरोंमें भारतीय 
जज और मजिस्ट्रेट उनके मामलोंपर विचार कर सकते थे । 
यद्यपि कलकत्ता, ware और बम्बईके नगरोंमें अंग्रेज 
अभियुक्‍तोंके भारतीय मजिस्ट्रेटों तथा जेजोंके सामने उप- 
स्थित किये जानेसे उनका कोई अ्रहित नहीं हुआ था, 
. तथापि भारतमें रहनेवाले अंग्रेजोंने इल्बटे बिलके विरुद्ध 
एक dla आ्रांदोलन oe दिया । उन्होंने वायसराय लार्ड 
रिपन तकको अपमानित करनेका प्रयास किया और उनका 
बहिष्कार शुरू कर दिया । दूसरी शोर भारतीय जनमत- 
ने इल्बर्ट बिलका जोरदार समर्थन किया । परंतु, गोरों 
द्वारा आरम्भ किये गये इल्बर्ट बिल-विरोधी आंदोलनसे 
इतना तहलका मच गया कि सरकारको झुकना पड़ा और 
उसने इल्बर्ट बिलमें परिवर्तन करके यह व्यवस्था कर दी 
कि किसी अंग्रेज अभियुक्तके भारतीय मजिस्ट्रेट अथवा 
सेशन जजके सामने उपस्थित किये जानेपर वह माँग कर 
सकता है कि उसका मुकदमा जूरीके द्वारा सुन जाय और 
जूरियोंमें कमसे कम ond अंग्रेज होंगे। इस प्रकार 
सरकार जिस जातीय भेदभावको दूर करना चाहती थी 
वह न केवल कायम रहा, afew उसका विस्तार कलकत्ता, 
0 भद्रास तथा बम्बईके नगरोंमें भी कर दिया गया । गोरों- 
ने इसे अपनी बहुत बड़ी विजय मानी । 
इस आ्रांदोलनके बहुत महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए । 
इससे भारतीयोंके निकट स्पष्ट हो गया fe संगठन तथा 
सार्वजनिक आ्रांदोलन कितना फलदायी होता है। भारतीयोंमें 
- सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (दे०) सरीखे लोगोंने इस श्रांदोलनसे 
काफी सबक सीखा | एक सालके अन्दर सुरेन्धनाथ बनर्जी- 
के नेतृत्वमें राष्ट्रीय. कोषकी स्थापना की गयी तथा 
१८८३ ई० में कलकत्तामें इंडियन नेशनल The हुई, 
जिसमें भारतके सभी भागोंसे ma हुए प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया। दो साल बाद भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसका जन्म हुआ | यह जातीय द्वेष भावसे प्रेरित गोरोंके 
उन्मत्तता-पूर्ण आंदोलनका भारतीय प्रत्युत्तर था। 
इल्बर्ट, सर कोर्टनी पर्सोग्राहम--आक्सफोर्डका स्नातक और 
बैरिस्टर। १८८२ ई० में वायसरायकी एक्जीक्यूटिव 
कौंसिलका कानून सदस्य होकर वह भारत श्राया और१८८६ 


इल्बर्ट सर कोर्टनी पर्साग्राहम-इसलाम शाह सूर 





fo तक यहाँ रहा। कांनून सदस्यकी हैसियतसे उसने 
इल्बर्ट बिल (दे०) पेश. किया और उसमें श्राधारभूत 
परिवर्तन करके उसे लेजिस्लेटिव कौंसिलसे पास कराया | 
वह १८८४ से १८८७ fo तक कलकत्ता विश्वविद्यालयका 
उपकुलपति रहा | उसने १८६८ ई० में अपनी “गवर्नमिण्ट 
आफ इंडिया” नामक पुस्तक प्रकाशित करायी जो अपने 
विषयकी प्रामाणिक कृति है । 

इसमाइल मुख-सुल्त/न मुहम्मद तुगलककी सेनाका एक 
अफगान wate, जो दक्खिनमें ऊँचे पदपर नियुक्त aT | 
लगभग १३४५ ई० में वहाँके बागी अफगान अ्रमीरोंने उसे 
दक्खिनका cada शासक बना दिया । उसने अपना नाम 
नासिरुद्दीद शाह रखा | परन्तु, एक नये राज्यके शासक- 
की जिम्मेदारियोंकों सँभालनेमें अ्पनेको असमर्थ पाकर 
उसने १३४७ ई० में हसनके पक्षमें गद्दी त्याग दी । हसंतने 
प्रसिद्ध बहमनी राज्य तथा वंश (दे०) की स्थापना की'। 

इसमाइल शाह-बीजापुरके आदिलशाही (दे०) वंशका 
दूसरा सुल्तान । उसने १५१० ई० से १५३४ fo तक 
शासन fear) जब वह गद्दीपर बैठा तो नाबालिग था 
बालिग होनेपर उसने कई लड़ाइयाँ जीतीं औरं विजयनगरसे 
कृष्णा और तुंगभद्राके बीच रायचूरका दोग्राब छीन 
लिया । फारसकें शाहने उसके दरबारमें अपना दूत” 
भेजा था | इसपे वह इतना खुश हुआ कि उसका: झुकाव 
शिया मतकी ओर हो गया। फारसका शाह भी शिया था। 

इसलाम-देखो मुसलमान धर्म ।' 

इसलाम खाँ-बादशाह जहाँगीर are नियुक्त बंगालकों मुगल 
सूबेदार। उसने बागी ara सरदार उसमान खाँको 
परास्त fart युद्धमें लगे घावसे इसलाम खाँकी मृत्यु 
हो गयी और इस प्रकार बंगालपर अ्रफगानोंका आधिपत्य 
समाप्त हो गया | 

इसलाम खाँ लोकी-मुख्य नाम सुलतान शाह लोदी, सरहिन्दका 
हाकिम। उसकी प्रसिद्धि इस कारण' है कि वह दिल्लीके 
सुल्तानोंमें लोदी वंशके संस्थापक बहलोल लोदी (दे०) 
का चाचा था । 

इसलाम शाह सूर-दिललीके बादशाह शेरशाह सूर (१५४०- 
१५४५ fo) का पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी। इसलाम शाहने 
(जिसका मूल नाम जलाल खाँ था और जो सलीम शाहके 
नामसे- भी विख्यात था) १५४५ से १५५४ fo तक 
शासन किथा । उसने बागी सरदारोंका दमन किया, 
apt कुचला तथा मानकोटका निर्माण पूरा करके 
कश्मीर॒पर अपने श्राधिपत्यको मजबूत बनाथा | उसने 
सेनाकी दक्षता बनाये रखी और पिताके द्वारा किये गये 


s4 


इसलिगटन कमीशन-ईसाई एमशन री 


Xe 





बंहत-से शासन सुधारोंको जारी रखा । परंतु भरी जवानीमें 
उसकी मृत्यु हो गयी और उसके बाद हुमायूं (दे०) ने 
सूरवंशसे दिल्लीकी aaa छीन ली । 

इसलिगटन कम्मीशन-नियुक्ति १९१२ fo में । इसका 
उद्देश्य उच्च पदोंपर विशेष रूपसे इंडियन सिविल सविसमें 
भारतीयोंकी भर्तीकी समस्यापर विचार करना था । ag 
इसलिंगटन कमीशनके चेयरमैन थे और भारतीय तथा 
ब्रिटिश सावंजनिक नेता उसके सदस्य थे । कमीशनने 
सिफारिश की कि जो भारतीय लंदनमें होनेवाली प्रति- 
योगिता परीक्षामें सफलता प्राप्त कर इंडियन सिविल 
सर्विसमें प्रवेश करते हैं, उनके झ्तिरिक्त इंडियन सिविल 
सर्विसके २५ प्रतिशत पद भारतीयोंकी सीधी भर्ती तथा 
प्रांतीय सिविल स्विससे पदोन्नति करके भरे जायें। 
उसने इंडियन सिविल सर्विसमें भारतीयोंकी भर्तीके लिए 
भारतमें परीक्षा लेनेकी सिफारिश की । यह रिपोर्ट 
१६१७ ई० में प्रकाशित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
यह माँग पिछले ३० वर्षोके भी पूर्वसे कर रही थी। रिपोर्ट में 
उसकी यह माँग स्वीकार कर ली गयी। परन्तु कमेटीने 
आाई० सी० एस० अफसरोंके वेतनोंमें जो भारी वृद्धिकी 
सिफारिशें की, उसपर भारतीयों द्वारा तीज ग्राक्रोश व्यक्त 
किया गया। 


ई' 


ईशान वर्मा-कन्नौजके मौखरि राजवंशका चौथा राजा | 
वह ५५४ ई० के आसपास राज्य करता था। उसने श्रांघ्र 
और गौड़ राजाओंपर विजय प्राप्त की | महाराजाधिराज- 
की पदवी धारण करनेवाला वह पहला मौखरि राजा था । 

ईश्वर-प्रारम्भिक मागध कालके fest इंस सृष्टिके 
रचयिता और पालनकरत्ताके रूपमें परम तत्त्वके जो भ्रनेक 
ara प्रचलित थे, उनमेंसे एक । यह विश्वास किया 
जाता है कि भक्ति करनेसे उसका श्रनुग्रह प्राप्त होता है 
जिससे कर्मोके बन्धनसे छुटकारा मिल जाता है। 

ईश्वरदेव-ह्य एनत्सांग द्वारा शिवकी मूत्तिके लिए प्रयुक्त 
नाम, जिसकी स्थापना महाराजाधिराज हर्ष द्वारा प्रयागमें 
हर पाँचवें वर्ष श्रायोजित किये जानेवाले महोत्सवमें की 
जाती थी। इस महोत्सवमें बुद्ध श्रौर भादित्यदेवकी 
मूत्तियाँ भी स्थापित की जाती थीं और हर्ष बारी-बारीसे 


उनकी MAT करता था। हथुएनत्सांगने ६४३ ई० में 
होनेवाले महोत्सवरमें भाग लिया था। 

ईश्वर वर्मा-कन्नौजके मौखरि वंशका तीसरा राजा, जो 
छठी शताब्दी ई० के द्वितीय चतुर्थाशमें राज्य करता था । 
उसे महाराजकी पदवी प्राप्त थी। उसने संभवतः गुप्त 
राजकुमारी उपगुप्तासे विवाह किया था। उसका पुत्र 
और उत्तराधिकारी प्रसिद्ध ईशानवर्मा (दे०) था। 

ईश्वरसेन-एक अमीर राजा, जिसने दूसरी शताब्दी ई० के 
अंतमें उत्तर-पश्चिमी महाराष्ट्रमें सातवाहन वंशका 
शासन समाप्त कर दिया । कहा जाता हैं कि २४८ ई० में 
प्रचलित त्रैकूटक संवत्सर उसीके द्वारा स्थापित राजवंशने 
चलाया था । 

ईसाई सिशनरी (धर्म प्रचारक)-आधुनिक भारतपर 
इनका गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतके सुदूर दक्षिणी 
भागोंमें बहुत पहलेसे सीरियाई ईस।इयोंकी भारी संख्यामें 
उपस्थिति इस बातकी द्योतिका है कि इस देशमें सबसे 
पहले ware ईसाई मिशनरी यूरोपके नहीं, सीरियाके 
थे। जो भी हो, राजा गोंडोफारस (दे०) (लगभग २८से 
४८ ई०) से संत टामसका सम्बन्ध यह संकेत करता है कि 
ईसाई धर्मप्रचारकोंका एक मिशन सम्भवतः प्रथम ईसवी- 
के दौरान भारत आया था। इतना तो निश्चित रूपसे 
ज्ञात है कि ईसाई मिशनरियोंने धर्मप्रचारका अपना काम 
भारतमें सोलहवीं शताब्दीके दौरान संत फ्रांसिस जैवियर- 
के जमानेसे शुरू किया। संत जैवियरका नाम et भी 
भारतके was स्कूल-कालेजोंसे सम्बद्ध है। पुर्तंगालियोंके 
भारत आने और गोप्रामें जम जानेके बाद ईसाई पादरियों- 
ने भारतीयोंका बलातू धर्म-परिवर्तत शुरू किया । 
आरम्भिक ईसाई मिशन रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा प्रवरतित 
थे और वे forge रूपसे भारत प्राये । लेकिन उन्नीसवीं 
शताब्दीमें एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट च्चेके द्वारा ईसाई धर्मप्रचा रका 
कार्य सुव्यवस्थित ढंगसे आरम्भ gar इस कालमें 
ईस्ट इंडिया कम्पनीने ईसाई मिशनरियोंकों अपने राज्यके 
भीतर रहनेकी इजाजत नहीं दी, क्योंकि उसे भय था कि 
कहीं भारतीयोंमें उनके विरुद्ध उत्तेजना न उत्पन्न हो जाय | 
फलस्वरूप विलियम कैरी atta प्रथम ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट 
मिशनरियोंको कम्पनीके क्षेत्राधिक/रंके बाहर श्री रामपुरमें 
रहना पड़ा, अथवा कुछ मिशनरियोंको कम्पनीसे सम्बद्ध 
पावरियोंके रूपमें सेवा करनी पड़ी, जैसा कि डेविड 
ब्राउन और हेतरी मार्टिनने किया । सन्‌ १५१३ ई० में 
ईसाई पादरियोंपरसे रोक हटा ली गयी ke कुछ ही 
वर्षोके प्रन्दर इंग्लैण्ड, wae भ्रौर प्रमेरिकासे भ्रानेवाले 


9 
Cs 


Xoo 





अविर्भिन्न ईसाई मिशन भारतमें स्थापित हो गये और उन्होंने 
भारतीयोंमें ईसाई धर्मका प्रचार शुरू कर दिया। ये 
ईसाई मिशन अ्रपनेको बहुत अरसेतक विशुद्ध धर्मप्रचार 
तक ही सीमित न रख सके । उन्होंने शैक्षणिक और 
लोकोपकारी कार्योमें भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी 
और भारतके बड़े-बड़े नगरोंमें कालेजोंकी स्थापना की 
और उनका संचालन किया । इस मामलेमें एक स्काटिश 
प्रेसबिटेरियन मिशनरी अ्रलेक्जेंडर डफ अग्रणी था। उसने 
१८३० ई० में कलकतामें जनरल असेम्बलीज इंस्ट्री- 
ट्यूशनकी स्थापना की और उसके बाद कलकत्तासे 
लेकर बंगालके बाहरतक कई और मिशनरी स्कूल- 
कालेज खोले । अंग्रेजी सीखनेके .उद्देश्म से भारतीय 
युवक इन कालेजोंकी ओर भारी संख्यामें ग्राकर्षित हुए । 
ऐसे युवक बादमें पश्चिमी ज्ञान और मान्यताभ्रोंको 
कट्टर हिन्दू और मूस्लिम समाजठक पहुँचानेका महत्त्वपूर्ण 
माध्यम बते । ईसाई सिशन और मिशनरियोंने बौद्धिक 
स्तरपर तो भारतीयोंके मस्तिष्कको प्रभावित किया ही, 
साथ ही अपने लोकोपकारी कार्यों (विशेषतया चिकित्सा 
सम्बन्धी) से भी यूरोपीय व ईसाई सिद्धान्तों और आदर्शों- 
का प्रचार-प्रसार किया । इस प्रकार ईसाई मिशनरियोंने 
आधुनिक भारतके विकासपर गहरा प्रभाव डाला। 
मिशनरियोंने प्रायः बिना पर्याप्त जानकारीके भारतीय 
धर्मकी अनुचित आलोचना की, जिससे कुछ neat उत्पन्न 
हो गयी, लेकित उन्होंने भारतके सामार्जिक gaat 
भी निःसंदिग्ध रूपसे महत्त्वपूर्ण योगदान किथा । उन्होंने 
भारतीय नारीकी दयनीय, अ्रसम्मानजनक स्थिति, 
सती-प्रथा, बाल्न-हत्या, बाल-विवाह, बहुविवाह और 
जातिवाद जैसी क़ुरीतियोंकी ओर लोगोंका ध्यान आाक्ृष्ट 
frat इन साक्ताजिक व्याधियोंकों समाप्त करनेमें ईसाई 
मिशनरियोंका क्ैहुत बड़ा योगदान है । 

ईसा ai-sa are भूमिपतियों (जमींदारों) मेंसे एक, 
जो सोलहवीं शताब्दीके अ्रंतिम चोथाई भागमें पूर्वी बंगालका 
नियंत्रण करते थे। पूर्वी तथा मध्यवर्ती ढाका जिला 
तथा मैमन्सिह जिलेका अ्रधिकांश भाग far खाँके कब्जेमें 
था। उससे अपने पड़ोसी हिन्दू भूमिपति, विक्रमपुरके 
केदार रायकें संहयोगसे कुछ समयतक बादशाह अ्रकबरकी 
फौजोंको रोक रखा। अंतमें दोनोंमें मसमुटाव हो गया 
और ईसा खाँकों मुगल बादशाहने भ्रपदस्थ कर दिया । 

ईस्ट इंडिय्रा कम्षेनो-स्थापना, १६०० fo के अन्तिम दिन 
महारानी एलिजाबेथ प्रथमके एक घोषणापत्न द्वारा | 
यह लंदनके व्यापारियोंकी कम्पनी थी जिसे पूर्व॑में 


ईसा ai-gee इंडिया -कम्पनी 


व्यापार करनेका एकाधिकार प्रदान किया गया । कम्पनीने 
सबसे पहले व्यापारकी RTT मसालेवाले द्वीपोंमें की । 
१६०८ ई० में उसका पहला व्यापारिक पोत सूरत पहुँचा, 
परन्तु पुर्तंगालियोंके प्रतिरोध और शत्रुतापूर्ण रवैयेने 
कम्पनीको भारतके साथ सहज ही व्यापार शुरू करने 
नहीं दिया । पुर्तगालियोंसे निपटनेके लिए अंग्रेजोंको 
oe ईस्ट इंडिया कम्पतीसे सहायता और समर्थत मिला 
और दोनों कम्पतियोंने एक साथ पुर्तंगालियोंसे अरसेतक 
जमकर तगड़ा मोर्चा लिया । १६१२ Low कैण्टन बेस्टके 
नेतृत्वमें अंग्रेजोके एक जहाजी बेड़ेने पुतंगाली हमलेको 
कुचल दिया और भंग्रेजोंकी ईस्ट इंडिया कम्पनीने सूरतमें 
व्यापार शुरू कर किया । १६१३ ई० में कम्पनीको एक 
शाही फरमान मिला और सूरतमें व्यापार करमेका उसका 
अधिकार सुरक्षित हो गया। १६२२ ई० में अंग्रेजोंने 
ओरर्मुजपर अधिकार कर लिया जिसके फलस्वरूप वे 
पुर्तगालियोंके प्रतिशोध या झाक्रमणसे पूर्णतया सुरक्षित 
हो गये । १६१५-१८ ई० में सम्राट्‌ जहाँगीरके समय 
ब्रिटिशनरेश जेम्स प्रथमके राजदूत सर टामस रो ने ईस्ट 
इंडिया कम्पनीके लिए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये । 
इसके शीघ्र बाद कम्पनीने मसुलीपट्टम और बंगालकी 
खाड़ीपर स्थित अरमा गाँव नामक स्थानोंपर कारखाने 
स्थापित किये, किंतु कम्पनीकों पहली महत्त्वपूर्ण सफलता 
मार्च १६४० ई० में मिली जब उसने विजयनगर शासकोंके 
प्रतिनिधि चंद्रगिरिके राजासे आधुनिक मद्रास नगरका 
स्थान प्राप्त कर लिया। यहाँपर उन्होंने शीघ्र ही सेंट 
जाज किलेका निर्माण किया। १६६१ ई० में ब्रिठेनके 
राजा ated द्वितीयको पुर्तगाली राजकुमारीसे विवाहके 
दहेजमें बम्बई arg मिल गया। चार्ल्सने १६६८ ई० में 
इसको केवल १० पाउण्ड सालाना किरायेपर ईस्ट इंडिया 
कम्पनीके सुपुर्दे करदिया । इसके बाद १६६६ और १६७७ 
fo के बीच कम्पनीके गवनेर जेराल्ड आंगियरने आधुनिक 
बम्बई नगरकी नींव डोली । १६८७ ई० में ईस्ट इंडिया 
कम्पनीका , पश्चिमी भारत स्थित मुख्यालय सूरतसे बम्बई 
लाया गया। अंतमें १६६० Fo में कम्पनीके एक 
वफादार सेवक' जाब चारनाकने बंगालके नवाब इब्राहीम 
ats निमंत्रणपर भागीरथीकी दलदली भूमिपर स्थित 
सूतानटी गाँवमें कलकत्ता नगरीकी स्थापना की 1 बाद 
को १६६८ ई० में सूतानटीसे लगे हुए दो गाँवों कालि- 
काता और गोविन्दपुरको उसमें और जोड़ दिया गया | 
इस प्रकार पुर्तंगालियोंके जबर्दस्त प्रतिरोधपर विजय 
प्राप्त करनेके aie ईस्ट इंडिया कम्पनीने ६० वर्षोके 





« 


[ईस्ट इण्डिया कालेज, हैलीबरी 


KE 





अंदर तीन aft उत्तम बंदरगाहों--बम्बई, मद्रास और 
कलकत्तापर अपना अभ्रधिकार कर लिया। इन तीतों 
बंदरगाहोंपर किले भी थे। ये तीनों बंदरगाह प्रेसीडेंसी 
कहलाये और इनमेंसे प्रत्येकका प्रशासन ईस्ट इंडिया 
कम्पतीके कोर्ट आफ डायरेक्टर्स (दे०) A कोर्ट आफ 
प्रोपराइटसे द्वारा नियुक्त एक गवर्नेरके सुपुर्द किया गया । 
ईस्ट इंडिया कम्पतीका संचालन लंदनमें लीडन हाल 
स्ट्रीट स्थित कार्यालयसे होता था । 

१६६१ ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनीको बंगालके 
नवाब carta खाँ (दे०) से एंक फरमान प्राप्त हुआ, 
जिसमें कम्पनीको बंगालमें fr ३००० रु० की राशि 
सालाना देनेपंर सीमाशुल्कके भुगतानसे मुक्त कर दिया 
गया था। अन्य यूरोपीय कंपनियोंको तीन प्रतिशत 
शुल्क भ्रदा करता पड़ता था । ईस्ट इंडियां कंपनीके सर्जन 
sto हैमिल्टनकी चिकित्सा सेवाप्नोंसे खुश होकर सम्राट्‌ 
फरुंखसियरने १७१४५ ई० में नया फरमान जारी करते हुए 
कम्पनीको सीमा शुल्कसे मुक्त करनेवाले पहलेके फरमानकी 
पुष्टि कर दी। ( sto हेमिल्टन कम्पनी द्वारा भेजे 
गये दूतमंडलके साथ मुगल दरबारमें गया था । ) व्यापारमें. 
ईस्ट इंडिया कम्पनीके इस एकाधिकारका कई अंग्रेज 
व्यापारियोंने विरोध किया और -सत्रहवीं शताब्दीके 
अंतमें “fe इंगलिश कम्पनी ट्रेडिंग टु दि ईस्ट इंडीज़' 
नामक wa staged संस्थाकी स्थापना की । नयी और 


४ पुरानी दोनों कम्पनियोंमें कड़ी प्रतिद्ंदिता चल पड़ी 


जिससे पुरानीके “ पैर उखड़ने लगे, किन्तु भारत और 
इंग्लैड दोनों ही जगह अत्यन्त कटु और अप्रतिष्ठाजनक 
प्रतिद्वंद्रिताके बाद १७०८ fo में समझौता हुआ जिसके 
अंतर्गत दोनोंको मिलाकर एक कम्पनी बना दी गयी और 
उसका नाम॑ रखा. गया “fe यूनाइटेड कम्पनी आफ दि 
मर्चेण्ट्स a इग्लैंड ट्रेडिग टू दि ईस्ट इंडीज' । ag 
संयुक्त कम्पनी बादमें भी ईस्ट इंडिया कम्पनीके नामसे 
ही विख्यात रही और डेढ़ सौ adit वह wa एक 
व्यापारिक निगम ने रहकर ऐसी राजनीतिक एवं सैनिक 
संस्था बन गयी जिसने संपूर्ण भारतपरं अपनी प्रभुसत्ता 
स्थापित कर ली। 

भारतपर इस कम्पनीकी प्रभुसत्ता सहसा नहीं 
स्थापित हो गयीं। इसमें उसे सोसे भी अधिक वर्षोंका 
समय लगा श्र इस अवधिमें उसे फ्रांस और डच कम्पनियों 
तथा भारतीयोंसे अनेक युद्ध करने पड़े । ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीके सोभाग्यसे भारतपर प्रभुसत्ताका दावा करने- 
वाली केन्द्रीय मुगल सरकार धीरे-धीरे कमजोर होती 


गयी और देश अ्रठारहवीं शताब्दीके दौरान छोटे-छोटे 
aan मुस्लिम और हिन्दू राज्योंमें de गया। इन 
राज्योंमें परस्पर कोई एकता न रही । मुस्लिम राज्य न 
केवल हिन्दू राज्यों के खिलाफ थे वरन्‌ उनमें आपसमें 
भी एकता न थी और न ही उनके wat feet शासन 
करनेवाले मुगल सम्राट्के प्रति कोई निष्ठा थी । यह फूट 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीके लिए वरदान सिद्ध हुई। इस 
कम्पनीने १७६१ ई० में बॉडीवाशका युद्ध जीत कर फ्रेंच 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीका भारतसे सफाया कर fears 
सन्‌ १७५७ में पलासीका युद्ध (दे०) जीतनेके बाद 
बंगाल, बिहार और उड़ीसापर उसका प्रभुत्व वस्तुतः 
पहले ही स्थापित हो चुका था 1 

मुगल सम्राद्‌ शाह आलम द्वितीय असहाय-सा कम्पनी- 
की फौजोंका बढ़ाव और विजयें देखता रहा। उसके 
देखते-देखते कम्पनीने, मैसूरके मुस्लिम राज्यको हड़प 
लिया और हैदंराबादके निजामने कम्पनीके आगे आत्म - 
समर्पण कर दिया। पर ag कर कुछ भी न TAT! 
हाँ, उसे इस बातसे भ्रलबत्ता कुछ संतोष मिला कि कम्पनी- 
ने मराठोंकी शक्तिको भी काफी क्षीण कर fear था। 
राजपूत वीर थे, किन्तु शुरूसे उनमें आपसमें फूट at 
उन्होंने आत्मरक्षार्थ कोई वार किये बिना ही कम्पनीके 
आगे घुटने टेक दिये। are हेस्टिग्स (१८१३-२३) 
(दे०) के प्रशासन कालमें मराठों द्वारा झ्रात्म-समर्पण 
कर दिये जानेके बाद तो मुगल Tare वस्तुतः कम्पनीका 
पेंशनथाफ्ता बन गया । १८२६ ई० में आसाम, १८४३ Fo 
fara, १८४६ ई० में पंजाब और १८५२ ई० में दक्षिणी 
aat भी कम्पनीके शासनमें ar गया। वास्तवमें wa 
बमसिे पेशावरतक कम्पनीका पूर्ण आधिपत्य था । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे व्यापारिक अधिकार और 
एकाधिपत्य पहले ही हस्तान्तरित किया जा चुका था 
और इस प्रकार वह ग्रेट ब्रिटेनके wares प्रशासनिक 
अभिकरणके रूपमें कार्य कर रही थी। चारों तरफ 
शांति नजर आ रही थी कि अचानक १८५७ ई० में 
भारतीय सिपाहियोंने विद्रोह कर दिया । कम्पनीने 
कुछ “गद्दार” भारतीयोंकी मददसे इस विद्रोहको दबा 
तो दिया, लेकिन भारतीयोंके कुछ वर्गोंमें विरोध और 
बगावतकी आग भड़कंती रही | यह बगावत ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीके लिए घातक सिद्ध हुई । १८४८ ई० में कम्पनी- 
को समाप्त कर दिया गया और भारतकी प्रभुसत्ता 
ग्रेट ब्रिटेनके सम्राट्ने स्वयं ग्रहण कर ली | 

ईस्ट इण्डिया कालेज, हैलीबरी-१५० ५ fo में-ईस्ट इण्डिया 

कम्पनी द्वारा स्थापित। कम्पनीकी भारतीय सिविल 


(न 


Go 


उज्जयिनी-उड़ीसां 





afaat नौकरीके लिए मनोनीत युवकोंको प्रशिक्षित 
करनेकी व्यवस्था इस कालेजमें की गयी थी । प्रत्येक 
प्रशिक्षार्थीको इसमें दो वर्ष व्यतीत करने पड़ते थे जहाँ उसे 
सामान्य शिक्षा, भारतीय भाषाओं, कानून तथा इतिहास- 
का ज्ञान कराया जाता था । शिक्षा की समाप्तिके पश्चात्‌ 
उसे भारतीय सिविल सर्विसमें नौकरीपर भेज दिया 
जाता था। इस कालेजमें केवल मनोनीद युवक ही भर्ती 
किये जाते थे, अ्तएव उसमें उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण होने- 
का प्रश्न नहीं था, वल्कि इस कालेजका उद्देश्य यही था 
कि प्रशिक्षाथियोंका उतना ज्ञान-वर्धत किया जाय जितनी 
उनमें क्षमता हो । इस कालेजमें बौद्धिक विकासकी ओर 
कम तथा सहयोगकी भावना विकसित करनेकी ओर 
अधिक ध्यान दिया जाता था! यह कालेज Yo वर्षतक 
चला | इसके पश्चात्‌ १८५५५ ई० में भारतीय सिविल 
सर्विसमें प्रतियोगिता परीक्षा आरम्भ हो जानेपर उक्त 
कालेज समाप्त कर दिया गया। (एन० सी० रायकृत 
सिबिल afee) 


उ 


"उज्जयिनी- (जिसको अवन्तिका भी कहते हैं)-मालवामें 
... स्थित भारतके प्राचीन नगरोंमेंसे एक। इसकी गणता 
हिन्दुओंकी सात पवित्र नगरियोंमें की जाती है। ईसासे 
पूर्व सातवीं शताब्दीमें यह wafer राज्यकी राजधानी थी 
जो बादमें मालवाके नामसे प्रसिद्ध हुईं। ईसवी सन्‌की 
प्रारम्भिक शताब्दियोंमें यह शक क्षत्रपों (Zo) के भ्रधिका र- 
में भ्रा गयी परन्तु way fetta ने, जो तीसरा गुप्त 
सम्राट्‌ था, पाँचवीं शताब्दीमें इसे पुनः प्राप्त कर अपनी 
राजधानी बनाया। इस नगरका वर्णन प्रमुख रूपसे 
कालिदासके साहित्यिक ग्रन्थोंमें हुआ है, जिन्होंने अ्रपने 
Fuga (दे०) में इस नगरका चित्ताकर्षक वर्णन किया है । 
ag सिश्रा नदीके तठपर स्थित है श्रोर विभिन्न मन्दिरों, 
विशेष रूपसे महाकालके शिव मन्दिरसे शोभायमान है | 
उड़ीसा-भारतीय गणतंत्रका एक राज्य AE भारतके 
पूर्वी समुद्रतटपर उत्तरमें बंगाल और दक्षिणमें प्रांध्र- 
तक फैला हुमा है। प्राचीन कालमें इसका नॉम कलिंग 
(दे०) था भर यह नंदवंशके शासक महापद्नंद (दे०) के 
ARATE एक भाग था। नंदवंशके पतनके उपरांत 
कलिंग, मगध साम्राज्यसे प्रलग हो गया, TSI सम्राट्‌ 


अशोकने उसे पुनः जीतकर मौर्य साम्राज्यमें सम्मिलित 
कर लिया । इस युद्धकी भीषण नर-हत्या और लोगोंके 
कष्टका THE अशोकके हृदयपर इतना गंभीर प्रभाव 
पड़ा कि उसने बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया। मौर्यवंशके 
पतनके उपरांत कलिंग (उड़ीसा) चेरवंशीय (दे०) 
राजाओंके कालमें पुनः स्वतंत्र हो गया ae खारबेल 
(दे०) के शासनकालमें इसकी शक्तिमें विशेष उत्कर्ष 
हुआ । चौथी शताब्दी ई० में यह प्रदेश गुप्त साम्राज्यका 
एक भाग था और सातवीं शताब्दीमें यह सम्नाट्‌ ह्षे- 
weak साम्राज्यके अन्तर्गत था। इसकी पुष्टि इस बात- 
से होती है कि हर्षका भ्रंतिम सैनिक अभियान ६४२ ई० में 
गंजामके विरुद्ध हुआ था, जो इसकी दक्षिणी सीमापर 
स्थित है। उपरांत उड़ीसाके इतिहासमें एक भ्रंधकार 
युग mare | किंतु नवीं शताब्दीमें भंजवंशकी स्थापता- 
के उपरांत यह प्रदेश पुनः प्रकाशमें MA । इस वंशका 
सबसे प्रतापी शासक रणभंज था, जिसने लगभग ५० वर्षो- 
तक राज्य किया । १२वीं शताब्दीके मध्यमें पूर्वी गंग 
राजवंशने उड़ीसापर अपना अधिकार जमाया और इस 
aah शासके १४३४ Fo तक शासन करते रहे । इसी समय 
कपिलेन्द्ने इस वंशके शासकको हरा कर भ्रपना FIT 
स्थापित किया । पूर्वी it वंशका सबसे प्रसिद्ध शासक 
अनन्त वर्मा चोल गंग था, जिसने १०७६ से ११४८ Fo 
तक राज्य frat और पुरीके प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिरका 
निर्माण कराया। पूर्वी गंगवंशके शासकोंने उत्तरी 
भारतके मुसलमानों भ्रौर दक्षिणके बहमनी सुलतानोंके 
आक्रमणोंसे उड़ीसाकी रक्षा करके उसकी स्वतंत्नता 
नष्ट न होने दी। प्रलाउद्दीत खिलजीके शासनकालमें 
कुछ समयके लिए उड़ीसाने दिल्‍ली सल्तनतकी अधीनता 
स्वीकार कर ली थी। १३५६ ई० में सुल्तान फीरोज 
तुगलकने भी उड़ीसापर झ्राक्रमण किया, पर एक बड़ी 
संख्यामें हाथियोंके उपहारसे संतुष्ट होकर वह वापस 
लौट mari मुसलमान इतिहासकारोंने उड़ीसाका 
उल्लेख जाजनगर के नाम से किया है, किन्तु १५६८५ ई० में 
amas सुल्तान सुलेमात करारानीने उड़ीसापर अधि- 
कार कर लिया था। १५७२ ई० में बादशाह श्रकबरने 
इसे मुगल सा म्राज्यमें सम्मिलित कर लिया और उड़ीसा 
बंगाल प्रान्तका एक भाग बन गया। १७५१ fo FH 
बंगालके नवाब अलीवर्दी खाने इसका कुछ भाग रघुजी 
भोंसलाके अधीन मराठोंकों दे दिया। १८०३ fo तक 
यह मराठा राज्यका एक भाग बना रहा AIT उसी aT 
नागपुरके भोंसला राजाने देवगाँवकी संधिके फलस्वरूप 


उत्त रकुरु-उदय सिह 


६१ 





इसे ईस्ट इण्डिय। कम्पनीकों दे fear १७६४ ई० में 
ही उड़ीसाका वह भाग जो बंगालके नवाबके श्रधीन 
शेष रह गया था, कम्पनीके अधिकारमें चला गया था, 
क्योंकि उसी वर्ष नवाबने दीवानीके अधिकार कम्पनीको 
दे दिये थे । इस प्रकार उड़ीसा बंगाल प्रान्तके साथ जुड़ 
गया और १८५४ ई० तक वह सीधे गवर्नर जनरल द्वारा 
शासित प्रान्त रहा । १८५४ ई० में बंगाल और बिहारके 
साथ इसका शासन भी एक ate गवर्नरके हाथों 
सौंप दिया गया । १५६६-६७ ई० में यहाँ भीषण दु्िक्ष 
पड़ा । १९१२ ई० में इसे बंगालसे TAT कर दिया गया, 
किन्तु बिहारके साथ अलग प्रान्तके रूपमें यह जुड़ा रहा | 
अंततोगत्वा १६३५ fo में उड़ीसा एक पृथक्‌ TT बन 
गया भर ma भी यह भारतीय गणतंत्रका पृथक्‌ प्रदेश 
बना हुआ है। 

उत्तरकुर-भारतीय आर्योका एक भाग, जिसका उल्लेख 
'ऐतरेय ब्राह्मण' में मिलता है। वे हिमालयके उस पार 
रहते थे । 

« छत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश-का निर्माण १६०१ ई० में 
हुआ, जब ATS कर्जत भारतका वायसराय था। aa- 
प्रथम लार्ड लिटन (१८७६ से १८८० Zo) ने सीमान्त 
saat रचनाका सुझाव दिया था भर इस प्रान्तमें 
सिन्ध तथा पंजाबके कुछ भागोंको भी सम्मिलित करनेका 
प्रस्ताव रखा था, किन्तु उस समय उसका सुझाव न माना 
गया । लार्ड कर्जनने सिंध और पंजाबके प्रान्तोंको 
aafafaa सीमान्त प्रदेशसे भ्रलग रखा और डूरण्ड रेखाके 
पूवेके समस्त पख्तून भू-भागों TAT हजा रा, पेशावर, कोहाट, 
ary भौर डे रास्माइल खाँके व्यवस्थित जिलोंको मिला कर 
इस प्रान्तको एक अलग राजनीतिक इकाई का रूप दिया | 
इस प्रदेशका शासन चीफ़ कमिश्तरके हाथों सौंपा गया, 
जो सीधे वायसरायके नियंत्रणमें कार्य करता था। 
वायसरायकी सहायता राजनीतिक विभागके सदस्य 
अपने TUTTI HAA उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्तकी 
'रचनाके फलस्वरूप तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांतता नाम 
बदलकर आगरा और अवधका संयुक्त प्रान्त रख दिया 
गया, जिसे सांधारणतया यू० पी० (वर्तमान उत्तर प्रदेश ) 
कहा जाने लगा। १६३२ ई० में उत्तर-पश्चिमी सीमा 
प्रदेश गवर्नर द्वारा शासित होने लगा और वहाँ विधान 
सभा भी बन गयी। स्वतंत्रताके उपरांत भारतके 
विभाजनके फलस्वरूप यह पाकिस्तानका एक भाग 
बन गया। 

उत्तर-मद्-भारतीय arate एक गण, जो उत्तरकुरुकी 
भाँति हिमालयके उस पार रहता था । 


उत्पल बंश-कश्मीरमें भ्रवन्तिवर्मा (८५५५-८३) द्वारा 
८५४ fo. के लगभग प्रतिस्थापित । अवन्तिवर्माके 
शासनकालमें कश्मीरमें सिंचाईकी व्यवस्था अच्छी 
थी। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी शंकरवर्मा (८५३- 
६०२ fo) ने सर्वप्रथम अपने राज्यकी सीमाका 
विस्तार किया, परन्तु अन्ततः अपनी ही प्रजाके हाथों 
जिसको उसने अत्यधिक कर-भार और मंदिरोंकी लूटसे 
पीड़ित कर रखा था, मार डाला गया । इसके बाद कुछ 
काल तक भ्रराजकताका युग रहा जिससे कश्मी रको भारी 
क्षति उठानी पड़ी । तत्पश्चात्‌ दो राजा--पार्थ और उसका 
पुत्र उन्मत्तावन्‍्ती--रक्त-पिपासु क्रूर शासक हुए। यह वंश 
उन्मत्तावन्तीकी qe साथ ही ६३६ ई० में समाप्त 
हो गया । 

उदगिरिका युद्ध-फरवरी १७६० ई० में निजाम और 
मराठोंके बीच हुआ । तत्कालीन पेशवा बाल/जी बाजी- 
राव (दे०) के चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊके नेतृत्वमें 
मराठों और हैदराबादके निजामकी मुठभेड़ ge निजाम 
निर्णयात्मक रूपसे पराजित हुआ और मराठोंकी महत्त्वा- 
कांक्षा बलवती हो उठी । 

उदय (या उदायो)-ई० पू० ४४३ के लगभग मगधका 
एक शासक । यह HATING (दे०) का पौत् एवं दर्शक 
(दे०) का पुत्र था। इसने सोन नदीके तटठपर स्थित 
पाटिलपुत्नसे कुछ मील दूर गंगाके किनारे कुसुमपुर नगरकी 
स्थापना की | बादमें कुसुमपुर बृहत्तर पाटिलपुत्र (दे०) 
का भाग बन गया | 

उदयपुरकी संधि-१८१८ fo में उदयपुरके राणा और 
अंग्रेजी सरकारके बीच संपन्न । इसके श्रनुसार अंग्रेज 
प्रतिनिधि सर aed मेटकाफके प्रथाससे मेवाड़ (उदयपुर ) 
के राणा अंग्रेजोंके श्राश्चित हो गये । 

उदय सिह-मेवाडुका राणा। वह १५२७ ई० में बाबरके 
साथ युद्ध करनेवाले राणा संग्राम सिंहका पुत्र 
और उत्तराधिकारी ati उदयसिहमें न तो oar 
पिता जैसा साहस था और न मातृभूमि-प्रेम । दुर्भाग्यसे 
उसको मुगल AHS अकबरका मुकाबला करना पड़ा, 
जिसने १५६७ ई० में मेवाड़पर चढ़ाई करके चित्तौड़को 
घेर लिया । उदयसिहने चित्तौड़की सुरक्षामें व्यक्तिगत 
रूपसे कोई भाग नहीं लिया । चार महीनेके घेरेके 
बाद facts aaah अधिकारमें श्रा गया । उदयसिहने 
चित्तौड़की पुन.प्राप्तिकि लिए कोई प्रयास नहीं किया 
वरन्‌ भ्रपनी नयी राजधानी में, जिसे उसने उदयपुरमें 
स्थापित किया था, भोगविलासमें लीन हो गया । उसने 


RR 


उपगुव्त-उस्मान खाँ... 





१५७२ fo में अपनी मुंत्युतक उदबपुरवर, अपयशका 
भागी बनकर, राज्य किया । उसका यशस्ती पुत्र राणा 
प्रताप सिंह [दे०) उत्तराधिकारी बना । 

उपगुप्त-एक प्रसिद्ध बोद्ध भिक्षु, जो वाराणसीके गुप्त 
नामक गंधीका gaan. यह भ्रशौकका TE aT | इससे 
प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म भंगीकार कर लिया । 
दाहा जाता है कि बह अपने इस शिष्यके साथ पवित्र बौद्ध- 
स्थानोंकी यात्रा करते गया था और उसने भौतमबुद्धके 
जन्म-स्थानका दर्शन भी किया था। अशोक्के रुम्मिनदेई 
स्त्रम्भ-्लेखशे यह प्रकट होता है। (ware ABI 
चार्य-सेलेक्ट अशोक एपीग्रैफ्स, Jo ५६) | 

उयटन, कर्नल-ईस्ट इण्डिया कम्पतीका एक सैनिक अ्रक्षिका री; 
जिसने मराठोंके साथ १७७६ ई० में पुरन्दर (दे०) की 
संधिकी थी। इसके द्वारा पहलेकी सूरत संधि (दे०) 
निरस्त कर दीं गयी । पुरन्दरकी संधि कभी कार्यास्ित 
नहीं की जा सकी | 

उपनिषद््‌-प्रायोक्रे दाशंतिक विचारोंकी सूचना देनेवाले 
ग्रन्थ जो वैदिक संद्िताओोंके अंतिम भागके रूपमें मिलते हैं। 
इनमें कर्मकांड अर्थात्‌ यज्ञक्रियाओंकी नहीं वरन्‌ झाध्यात्मिक 
चर्चा है। इतंका प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म भौर आत्मा हैं, 
जिनका ज्ञान मोक्ष-प्राप्तिके लिए श्रावश्यक समझा जाता 
ary उपनियद्‌ सामान्यतः Tat है--लेकिन कुछ 
पद्ममें भी हैं। इनमेंसे कुछ आरण्यकोंके भाग हैं और 
कुछ cada रूपमें भी मिलते हैं । वर्तमात समयमें सौ से 
भी अधिक ग्रन्थ उपनिषद्के नामसे प्रचलित हैं, लेकिन 
इनमेंसें केवल बारहपर ही शंकराचाय् जी (दे०) ने 
अपना भाष्य fara है afte उनको ही मूल उपनियद्‌ ग्रन्थ 
माना जाता है । बारह उपनिबदोंमें ऐतरेय और क्लौषीतकि 
ऋग्वेद (दे०) से सम्बन्धित हैं । छांदोग्य और Ha साम- 
बेद (दे०) से । तैत्तिरीय, कठ झीर श्वेताश्वतर, बृह- 
दारण्यक, ईश, प्रश्न, मुण्डक और HEAT कृष्ण और 

शुक्ल यजुर्वेदके oda हैं। निर्माणकालकी दृष्ठिसे ये 






कुछ निश्चित wre बादमें संकलित EFI 
उपबेद-आयुर्वेद, -धनुरवेद, गान्धवेवेद (संगीतशास्त्र) और 
शिल्पशास्त्र आ्रादि विधाएँ जिन्हें वेदोंसे निकली हुई समझा 
जाता था। 
“gagga उमरा-कर्वाटकका नवाब, जिसकी मृत्युके 
पश्चात्‌ १८०१ So में लाई वेलेजलीने कर्नाटकका शासन- 
प्रबन्ध इस प्राधारपर  श्रपने हाथमें ले लिया कि नवाब 


बगावतकी नीयतसे मैसूरके टीपू सुलतान (दे०) के 
साथ पत्नाचार कर रहा था । 

उर्दू-तुर्की और फारसी बोलनेवाले विजेत। मुसलमानों और 
हिन्दी ara विजित भारतीयोंके बीच संलायकी 
झवश्यकताके परिणाम-स्वरूप उत्पन्न । उर्दू तुर्की 
शब्द है जिसका अर्य छावनी है । उर्दू मूलझूपमें फौजी 
लश्करकों भाषा थी, जिसमें फारणी, तुर्की aie हिन्दीसे 
शब्द लिये गये थे । इसकी लिपि अरबी है, जो दाहिनी 
area scat ओर लिखी जाती है aire इसका व्याकरण 
ठया वाज़्य-रचनाक। ढंग मुख्यरूपसे हिन्दीका है। उर्दू यद्यपि 
उत्तरी भारतमें मुख्यरूपसे मुत्ललमानों द्वारा बोली जाती 
है, तथापि अनेक हिन्दू भी इसे बोलते हैं +-इसमें धीरे- 
घीरे साहित्यका भी विकास हुआ | प्रसिद्ध कवि अमीर 
gaat, जो अलाउद्दीन खिलजीके ग्राश्यमें था और 
जिसकी मृत्यु ११२५ ई० में हुई, उर्दू तथा फारसीमें रचता- 
at ati आधुनिक युगमें सर मुहम्मद इकबाल उर्दूके 
महान्‌ कवियोंमेंसे थे । 

उलमा (झलिमका बहुवचन )-इस्लाम धर्मके मीमांसाकारके 
रूपमें कट्टरपन तथा दीनी (मजहबी) हुकूमतके समर्थक 
थे । उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी (दे०) मुहम्मद तुगलक 
(दे०) और अकबर (दे०) जैसे शक्तिशाली मुसलमान 
शासकोंक। विरोध feat अशिक्षित तथा अज्ञानी 
मुसलमान जनतापर उनका भारी प्रभाव था जो आज भी 
बन हुआ है । 

उलुग खां-सुलतान गयासुद्दीन बलबन (दे०) का सेता- 
नायक | उलुग खाँने ओरंगलके .काकतीय राजा प्रतापरुद्र 
को १३२३ ई० में हराकर उसका राज्य छोन लिया। 

उलुग खाँ बलबन, सुलतान-दे० गयासुद्दीन IAAT | 

उस्ताद ईसा-संभवतः ताज' का वास्तु-कलाबिद था | 

उस्ताद मंसूर-स म्राट्‌ जहाँगी रका अआ्राश्चित एक प्रसिद्ध चित्र- 
कार | इसके कुछ चित्र wa भी मिलते हैं जो उसके सम- 
कालीनों: द्वारा की गयी उसकी चित्रकलाकी प्रशंसाके 





उपनिदें बुद्धसे पूर्वकी मानी जाती हैं, यद्यपि उनमेंसे-- “ओऔचित्यको सिद्ध करते हैं ! 


उस्मान खाँ-अफगानोंका सरदार, जिसने बंगालमें सूबेदारों- 
के निरल्तरके परिवर्तनोंसे उत्पन्न असंतोषका लाभ 
उठाया .भौर बंगालके पठानोंको उत्तेजित करके मुगल" 
ware जहांगीरके विरुद्ध १६१२ ई० में विद्रोह खड़ा 
कर दिया । लेकिन मार्च १६१२ ई० में वह मुगल फोजों 
द्वारा परास्त हुआ और युद्धमें सिर्वर लगे एक गम्भीर - 
घावके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो TAT | 


A 


ऋग्वेद-एंडरसन 


धरे 





न्र््ू 


अपौरुषेय मानते हैं श्रौर उनके aa वैदिक ऋचाओंके 
साथ जिन ऋषियोंके नाम भिलते हैं वें उनका दर्शन करने- 
वाले (द्रष्टा) थे। ऋग्वेद शब्द ऋक्‌ (ऋचा अ्रथवा 
मंत्र) तथा बेद (faq aaig ज्ञान) के संयोगसे बता है 
जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञानके GR | ऋग्वेद भी अन्य 
तीन वेदोंकी भाँति चार भागोंमें विभाजित है : संहिता, 
ब्राह्मण, आरण्यक्त तथा उपनिषद्‌ । ऋग्वेद संहितामें 
१०१७ Tt हैं जो १० मंडलोंके अंतर्गत मिलते हैं। 
ऋणग्वेदके अनेक मंत्र यज्ञपरक हैं, किन्तु उसमें कुछ ऐसे 
मंत्र भी मिलते हैं. जिन्हें आदिकालीन धामिक कविताका 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। ऐतरेय एवं 
कौशीतक ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथ ऋग्वेदसे सम्बन्धित 
हैं । ऋग्वेदका रचनाकाल अभी सुनिश्चित नहीं हो 
सका है। सम्भवतः उसकी रचना Lo Yo २५०० से लेकर 
ई० Jo १५०० तक होती रही | उसका रचनाकाल चाहे 
जो भी निर्धारित हो, इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है 
कि ऋगेदमें भारतीय arate प्राचीनतम युगका इतिहास 
और उस युगकी धार्मिक, सामाजिक, झआाथिक तथा राज- 
नीतिक अ्रवस्थाका ज्ञान प्राप्त होता है। (देखो, az) 
(कंम्ब्रिन, भाग १, खंड ४, To सी० दास--रिगवेदिक 
इंडिया तथा vo केगी-रिगबेद ) | 

ऋषि-बेद मंत्रोंके द्रष्टा माने गंये हैं । इन्हीं ऋषियोंकी 
परंपरामें व्यास हुए जिन्होंने वेदोंका संग्रह व सम्पादन 
किथा तथा पुराण, महाभारत, भागवत आदि हिन्दू धर्म- 
wala रचना की। इसी परंपरामें area जैसे ऋषि 
हुए जिन्होंने भारतके विभिन्न भागोंमें आर्य सभ्यताका 
प्रसार किया । जनश्रुतियोंके अनुसार दक्षिण भारतमें 
आर्य सभ्यताका प्रसार करनेवाले अगस्त्य ऋषि थे | 


ए्‌ 
एंटडिआल्किडश्त-भा रतका एक यवन राजा था जो तक्षशिला- 
में राज्य करता था। आधुनिक भिलसीके निकट वेसनगर 
(विदिशा) में प्राप्त स्तम्भ-लेखसे पता चलता है कि एंटि- 
आल्किडसने विदिशाके राजाके दरबारमें हेलियोडोरसको 
अपना राजदूत बना कर भेजा था। स्तम्भलेख Fo Jo 
१४० और Fo Jo १३० के बीचका माना जाता है। 


एंटिगोनस गोंटस-का उल्लेख अशोकके शिलालेख (संख्या 
तेरह) में भ्रन्तिकिनिके रूपमें किया गया है। उसके साथ 
आशोकके मैत्रीयूर्ण सम्बन्ध थे। वह मैपसिडोनियाका राजा 
(ई० Jo २७७ से Fo Go २३६ तक) था । 

एंटियोकस प्रथम सोटर-सेल्यूकल निकेटरका ga और 
सीरियाका tat भारतमें जब द्वितीय मौर्य सम्राट्‌ बिदुसार 
राज्य करता था, उसके समयमें एंटियोकस सीरियामें 
राज्य करता था। स्ट्राटो नामक इतिहासक/रके अनुसार 
एंटियोकस sant डायमेचस नामक एक यवनको राजा 
बिन्दुसारके दरवारमें भ्रपना राजदूत बनाकर भेजा था | 
एंटियोकस और बिन्दुसारके बीचमें मैत्नी सम्बन्ध थे। 
बिन्दुसारने एंटियोकस प्रथमको अपने लिए मीठी शराब 
(मधु), Ga अंजीर और एक यवन दार्शनिक खरीद कर 
भेजनेके- लिए लिखा । एंटियोकसने जवाबमें लिखा कि 
मीठी शराब और सूखे अंजीर तो भेज दूंगा, लेकिन 
aa दार्शनिक नहीं भेज सकेता क्‍योंकि यूनानके कानूनके 
अनुसार दार्शनिकको बेचा नहीं जा सकता । 

एंटियोकस द्वितीय थिभओोस-सीरिया और पश्चिमी एशियाका 
राजा (२६१-२४६ Fo Jo) Al उसका उल्लेख 
अशोकके शिलालेख संख्या तेरहमें afd नामक 
यौन (यवन) राजाके रूपमें हुआ है जिसका राज्य 
अशोकके साम्राज्यकी पश्चिमी सीमापर बताया गया है। 
अशोकने उसके साथ मित्नताके सम्बन्ध बना रखे a 
और उसके राज्यमें धर्मका प्रचार किया था; मनुष्यों और 
पशुओंके लिए चिकित्सालय खुलवाये थे और ata 
वनस्पतिके पौधे लगवाये थे। (द्वितीय शिलालेख) 

एंटियोकस तृतीय महान्‌-यवन राजा जो ईसा पूर्व तीसरी 
शताब्दीके stat सीरिया और पश्चिमी एशियामें राज्य 
करता था। उसके समयमें युथिडिमासके नेतृत्वमें 
बैक्ट्रिया स्वाधीन हो गया | इसके बाद ही एंटियोकस 
तृतीयने हिन्दू-कुश पार करके सुभागसेन नामक भारतीय 
राजापर आक्रमण किया जिसका राज्य काबुलकी घाटीमें 
था । एंटियोकस तृतीयने सुभागसेनको पराजित कर 
उससे क्षतिपूर्तिके रूपमें बहुत-ला धन और हाथी लिये 
और अपने देशको वापस चला गया। इस आक्रमणका 
कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा । 

एंडरसन-बम्बईकी यूरोपीय रेजीमेण्टका लेफ्टिनेण्ट था 
जिसको मार्च १८४८ ई० में लाहौर दरबारमें एक अन्य 
अधिकारी area wey और सरदार खानसिहके साथ भेजा 
गया था । सरदार खानसिंहको दीवान मूलराजके- स्थान- 
पर मुल्तानका सूबेदार बनाया गया था। मुल्तांन पहुँचनेकें 





4 


एकनाथ-एडबर्डू स, विलियम 





बाद लेफिटनेण्ट एंडरसन और उसके साथी वान्स एग्त्यूकी 
Ro THA १८४८ Fo को हत्या कर दी गयी | अनुमान है 
कि दीवान मूलराज जिसे सूबेदारी से हटाथा गया था 
उसने ही इन दोनोंकी हत्या करवा दी थी । इस घटनाके 
बाद मुल्तानमें भीषण उपद्रव हुए, जिनके परिणामस्वरूप 
द्वितीय ऑग्ल-सिख युद्ध (१८४८-४६ ई०) gat! 

एकनाथ-१ eal शताब्दी ई० के उत्तराद्ध में उत्पन्न महा राष्ट्रके 
एक प्रश्चिद्ध सन्त और धर्मसुधारक | वे पैठनमें पैदा हुए 
और ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने जातिभेदकी aa निदाकी 
तथा भगवद्भक्तिके भ्रचारमें वे लगे रहे । उन्होंने महार' 
नामक निम्न जातिके एक व्यक्तिके साथ भोजन Bay 
भी संकोच नहीं किया। वे १६०८ ई० में स्वर्गवासी 
हुए । उन्होंने श्रपनी कविताओं तथा अपने उपदेशों द्वारा 
शिवाजीके नेतृत्वमें मराठा शक्तिके अभ्युदयमें भारी 
योगदान दिया | 

एक्स ला चेपेलकी सन्धि-१७४८ ई० में सम्पन्न । इस 
संधिके द्वारा afore. उत्तराधिकारका युद्ध समाप्त 
हो गया और तदनुसार भारतमें भी प्रथम आंग्ल-फ्रांसीसी 
युद्ध समाप्त कर दिया गया और विजित क्षेत्र एक दूसरेको 
लौटा दिये गये । मद्रास, जिसपर इस युद्धके दोरात 
फ्रांसीसियोंने कब्जा कर लिया.था, फिर शंग्रेजोंको वापस 
कर दिया गया | 

एजस प्रथम-भारतका एक aaa राजा था जो पंजाबमें 
राज्य करता था। पहले वह आर्कोशिया (कन्धार) और 
सीस्तानका उपराजा था । बादमें Fo Jo ५८ में मौ्रसके 
स्थानपर उसका स्थानान्तरण तक्षशिला कर दिया 
गयो | उसने पहले पार्थियन राजा मिश्चिदातसके अधीन 
रहकर उस प्रदेशमें राज्य किया ae एक शक्तिशाली 
राजा था जिसने करीब vo वर्ष राज्य किया | इस बात- 
की सम्भावना है कि अपने लम्बे राज्य कालके अन्तमें 
उसने अपनेको पार्थियासे स्वतंत्र कर लिया था। उसके 
amt सिक्‍के पंजाबमें मिले हैं। कुछ विद्वानोंका मत है 
कि विक्रम संवत्‌ जो ईसवी पूर्व ५८-५७ में प्रचलित EAT, 
उसने शुरू किया था। 

एजस द्वितीय-एजस प्रथमका Sta था जो अपने पितामहकी 
गद्दीपर अपने पिता एजीलिसेस (दे०) के बाद गद्दीपर 
बैठा और २० fo तक राज्य feat एजेस द्वितीयके 
नामका पता भी उसके सिक्‍कोंसे चला है। सिक्‍कोंमें 
उसका नाम अश्पवर्मनूके नामके साथ आया है जिससे 
प्रकट होता है कि भारतीयों और पा्थियन राजाझोंमें 
निकट सहयोग था | 


एजीलिसेस-एजस प्रथमका पुत्र और उत्तराधिकारी था। 
उसके सिक्‍के भारतके पार्थियन carat सबसे अच्छे 
सिक्‍के माने जाते हैं, जिनकी नकल वबादमें भारतीय 
राजाओंने की । 

एठलोी, क्लीमेन्ट रिच्र्ड (१८८३-१९६६७ ई०)-१६४५- 
yo और १६५०-५५ ई० में ब्रिटेनके प्रधान मंत्री । 
उनकी शिक्षा आक्सकफोर्डमें हुई और इनर टेम्पिलके वे 
सदस्य थे । १६०७ ई० में वे समाजवादी विचारधाराके 
हो गये । प्रथम महायुद्धमें उन्होंने सैनिककरे रूपमें भाग 
लिया और मेजरका पद प्राप्त किथा । १६२२ में एठली 
ब्रिटिश कामन्स समाके सदस्य चुने गये और १६५५ तक 
बने रहे जब उनको as बना feat गया । १६३१ ई० में 
वे ब्रिटेनकी लेबर पार्टके नेता चुने गये । द्वितीय महायुद्ध- 
के दौरान वे विस्टन चचिलके युद्ध मंत्रिमंडलमें मंत्री 
बनाये गये । १६४५ के आम चुनावमें लेबर पार्टीने 
कंजरवेटिव पार्टीकों पराजित कर दिया और विस्टन 
चचिलके स्थानपर एटली प्रधान मंत्री बने । उनके 
प्रधान-मंत्रित्व कालमें ब्रिटिश प/लियामेण्टने एक कानून 
बनाकर अगस्त १६४७ ई० में भारतका विभाजन करके 

: उसे स्वतंत्रता प्रदान कर दी । १६९५५ के आम चुनावमें 
कंजरवेटिव oda लेबर पार्टीकों हरा दिया। उसके 
बाद एटलीको are सभाका सदस्य बसा दिया गया। 
उनकी मृत्यु १६६७ ई० में हुई । 

एडबर्ड, fret are वेल्स-बादमें इंग्लैण्डके राजा एडवर्ड 
अष्टम । वें १६२१ ई० में भारतमें यात्रा करने ag थे । 
उस समय देशमें १६१६ के गवनंमेण्ट श्राफ इण्डिया एक्टके 
विरोधमें महात्मा गाँधीके नेतृत्वमें असहयोग आंदोलन 
जोर-शोरसे चल रहा था | भ्रतएव जब वे नवंबर महीनेमें 
बंबई उतरे और बादमें कलकत्ता गये, तो नंभरोंकी 
सड़कें उन्हें सूनी दिखाई दीं। भारतीय जनताने उनका 
कोई स्वागत नहीं किया । उनकी यात्राके समय समस्त 
भारतमें जबरदस्त हड़तालें हुई और उनके स्वागत समा- 
रोहोंका पूर्ण बहिष्कार किया गया | जब १६३६ ई० में वे 
सम्राट्‌ बने तो वे बहुत ate faa सिहासनपर रहे, जिसका 
भारतीय शासतयर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 
बादमें एक तलाकशुदा सामान्य महिलासे विवाह कर लेने- 
पर उन्हें TTT छोड़नी पड़ी। इस घटताकी चर्चा 
भारतमें भी खूब हुई । 

Usad a, विलियम-इंग्लैण्डके राजा जेम्स प्रथमका राजदूत; 
जी सम्राट जहाँगीरंके दरबारमें १६१५ go में भारत 
आया था । जहाँगीरने उसकी बड़ी आवभगत की, लेकिन 
उसे सम्राटसे कोई रियायत न प्राप्त हो सकी । 


66 


एडबर्ड सप्तम-एलगिन, ars, द्वितीय 


x RX 





एडवर्ड सप्तम-१९०३ से १६११ ई० तक इंग्लैण्डके राजा 
तंथा भारतके THE | उनकें राज्याभिषेकके उपलक्ष्यमें 
लार्ड कर्जनने दिल्‍्लीमें एक दरबार feat इंग्लैण्डका 
संवैधानिक राजा होनेके कारण, उन्हें भारतके मामलेमें 
ब्रिटिश सरकारके भारत-मंत्रीकी सलाहसे कार्य करना 
पड़ता था। १६०८ ई० में, जब ब्रिटिश सम्राट्‌ द्वारा 
भारतीय शासनको अपने हाथमें लिये ५० वर्ष पूरे हो 
चुके थे, उन्होंने भारतीय प्रजा तथा देशी राजाश्रोंके नाम 
एक घोषणा प्रकाशित की, जिसमें विगत yo वर्षोके 
दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतमें की गयी सेवाओ्रोंका 
wages उल्लेख किया गया था । घोषणाके अंतमें यह्‌ 
वादा किया गया था कि भारतमें प्रतिनिधित्वपूर्ण शासन- 
संस्थाओंका विस्तार किया जायगा । इस शाही घोषणाका 
कार्यान्वयन १६०६ ई० में इण्डियन कौंसिल tach रूपमें 
किया गया | इसमें उन संवैधानिक सुधारोंकी व्यवस्था 
की गयी थी जिनकी सिफारिश ब्रिटिश सरकारके भारत- 
मंत्री लार्ड मार्लें तथा भारतके गवर्नर-जनरल लार्ड मिण्टो 
factor at थी। निजी तौरपर सम्राट्‌ एडवर्ड सप्तम 
इन 'सुधारों के विरुद्ध थे, लेकिन एक संवैधानिक शासकके 
नाते उन्होंने अपनी उत्तरदायी सरकारकी नीति और कार्यों- 
पर अपनी स्वीकृति देकर विवेकपूर्ण कार्य किया । 
एडबर्ड्स, सर RAE (१८१६-६८ ई०)-ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीकी सेवामें १८४१ fo में भारत आया और 
पंजाबमें नियुक्त हुआ । उसने प्रथम सिख युद्ध (१८५४५- 
४६ fo) के दौरान एक सिविलियन अधिकारीकी हैसियत- 
से मुदकी तथा सुबराहानकी लड़ाइयाँ देखीं। १८४८० 
में जब वह मुल्तानमें था तो वहाँके सिख दीवान मूलराजने 
विद्रोह कर दिया और Oey car ऐण्डरसन नामक दो 
अंग्रेज THAT मार डाले गये । उसने एक फौज इकट्ठी 
करके' मूलराजको दो लड़ाइयोंमें पराजित कर दिया 
और कई महीनेतक मुल्तानपर अधिकार बनाये रखा | 
अंतमें ब्रिटिश सेना उसकी मददके लिए पहुँच गयी। 
उसकी सेवाओंकी ब्रिटिश संसदमें भी प्रशंसा हुई। 
पेशावरके कमिश्नरकी हैसियतसे उसने १८५५ तथा 
१८४५७ ई० में अ्फगानिस्तानके अ्रमीर दोस्त मुहम्मद 
ate संधि करनेमें महत्त्वपूर्ण भूमिका भ्रदा की, जिसका 
फल यह हुआ कि १८५७ ई०के प्रथम स्वाधीनता-संग्राम 
(कथित सिपाही-विद्रोह) के दौरान अ्रमीर तटस्थ TT I 
स्वास्थ्य खराब हो जानेके कारण उसने १८५६४ fo F 
waar ले लिया और स्वदेश वापस चला गया । उसे 
साहित्यसे भी aq था। उसने श्रपमे कार्यकालके 


आरम्भमें “ब्राह्मणी-बुल्स लेटर्स इन इण्डिया टु हिज कजिन 
जान-बुल इन. इंग्लैण्ड” नामक पुस्तक लिखी। बादमें 
१८४८-४६ fo में “ए इयर आन द पंजाब फ्राण्टियर” 
नामक एक और पुस्तक लिखी । 

एनफोल्ड रायफिल-एक नये प्रकारकी रायफिल, जो 
१८५६ ई० में ब्रिटिश भारतीय सेनाके सैनिकोंको प्रयोगके 
लिए दी गयी । इन रायफिलोंमें ग्रीज लगे हुए कारतूस 
प्रयुक्त होते थे, जिन्हें प्रयोगके पहले मुंहसे FEAT पड़ता 
था । सिपाहियोंका विश्वास था कि इन कारतूसोंमें 
गाय अथवा gaat चर्बीका प्रयोग किया गया है, 
अतएव इसे दाँतसे काटनेपर हिन्दू और मुसलमान सिपा- 
हियोंका धर्म नष्ट होता है। इसके कारण भारतीय 
सेनामें विद्रोहती भावना उत्पन्न हुई। प्रथम भारतीय 
स्वाधीनता-संग्राम (१८५७ fo) के मूलमें यह भी एक 
कारण था। 

एम्पूटहिल, लार्ड-मद्रासका गवर्नर, जिसने १६०४ ई० में 
are कर्जनके अ्रवकाशपर जानेपर ६ महीने भारतके 
वाइसरायके रूपमें काम किया था | 

एलगिन, लार्ड-मार्च १८६२ ई० में लार्ड केनिंगके स्थानपर 
भारतका गवनेर-जनरल तथा वाइसराय बनाया TAT | 
लेकिन इस पदपर कुछ ही समय रहनेके पश्चात्‌ नवंबर 
१८६३ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी । उसकी कब्र धर्मशाला 
(tart) में बनी हुई है। as cafes जमानेकी 
मुख्य घटना यह है कि उसने पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तमें 
कबायलियोंके विद्रोहको दबानेके लिए ‘ater अभियान 
चलाया था। 

एलगिन, लार्ड, द्वितीय-१८६४ से १८६६ ई० तक भारतका 
गवर्नर-जनरल तथा वाइसराय । अपने पिताकी भाँति 
वह इसके पूर्व किसी महत्त्वपूर्ण पदपर नहीं रहा. और न 
उसमें कोई विशेष व्यक्तिगत योग्यता, थी । इसके अलावा 
उसका भाग्य भी खराब था। उसीके कार्यकालमें १८६६ 
ई० में बंबईमें प्लेगकी महामारी फैली ATT १८६६- 
&७ ई० में देशव्यापी अकाल पड़ा । इन दोनों विपत्तियोंको 
रोकनेमें भ्रथवा जनताको राहत पहुँचानेमें उसका प्रशासन 
सफल नहीं हुआ | नतीजा यह हुआ कि प्लेगऔर TTT 
कारण अकेले ब्रिटिश भारतमें qo लाख व्यक्ति कालके 
गालमें समा गये । इसके अलावा बम्बईमें प्लेग फैलनेसे 
अंग्रेजोंके हाथ-पैर इतने फूल गये कि उन्होंने सेनाकी 
सहायतासे उसे रोकनेके लिए भ्रत्यन्त कठोर कदम उठाये । 
अंग्रेज प्रधिकारी लोगोंको घरोंसे निकालनेके लिए जनान- 
खानेतकमें घुस जाते थे। इससे भारतीय जनतामें बड़ी 


a 22 है 
HEAT उत्पन्न हुई । फल यह हुआ कि पूनामें दो अंग्रेज, 
जिनमें एक सिविलियन तथा दूसरा सैनिक अधिकारी था, 
मार डाले गये । इस घटनाने राजनीतिक रूप ग्रहण 
कर लिया । 

लार्ड एलगिन द्वितीयके जमानेमें ही यह तथ्य भी 
नग्न रूपमें सामने श्राया कि भारत सरकारकी वित्तीय 
नीति किस प्रकार अंग्रेज उद्योगपतियोंके लाभके लिए 
चलायी जाती है । १८६५ Go में बजटमें संभाव्य घाटेको 
रोकनेके लिए सभी प्रकारके आयातपर ४ प्रतिशत शुल्क 
लगाया गया । केवल लंकाशायरसे भारत आनेवाले 
कपड़ेपर यह शुल्क नहीं लगाया गया । इस पक्षपातपूर्ण 
नीतिका भारतीयों द्वारा घोर विरोध किया गया । फल 
यह हुआ कि rae बजटमें लंकाशायरसे आयातित कपड़े- 
पर भी शुल्क लगानेका निश्चय किया गया, लेकिन 
उसके साथ भारतमें बने कपड़ेपर भी उत्पादन-शुल्क 
लगा दिया war) इससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश 
सरकार भारतके कपड़ा-उद्योगके विकासको पसन्द नहीं 
करती । लार्ड एलगिन द्वितीयने १८६५ ई० में गिलगिटके 
पश्चिम और हिन्दूकुश पर्वतके दक्षिणमें स्थित. चित्राल 
रियासतमें उत्तराधिकारके प्रश्नपर अनावश्यक रीतिसे 
हस्तक्षेप किया जिसके फलस्वरूप उसे पश्चिमोत्तर प्रदेशमें 
लम्बा और खर्चीला युद्ध चलाना पड़ा | इस युद्धमें ब्रिटिश 
भारतीय सेनाकी विजय अवश्य हुई और भारत-अफगान 
सीमासे लेकर चित्रालतक सैनिक यातायातके लिए 
सड़कका निर्माण कर दिया गया, लेकिन चित्रालके 
श्रान्तरिक मामलेमें अंग्रेज सरकारके हस्तक्षेपसे आसपास- 
के मोहमन्द और अफरीदी कबीलोंमें रोष फैल गया 
और उन्होंने १८६७ ई० में अ्रंग्रेजोंके विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया। लार्ड एलगिन द्वितीयकों उस विद्रोहका दमन 
करनेके लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा और अन्तमें 
३५ हजार फौज लगा देनी पड़ी, तब कहीं वे काबूमें आये | 
१८५७ fo के भारतीय स्वाधीनता-संग्रामके पश्चात्‌ 
अंग्रेजोंक लिए ag aaa कठिन संघर्ष सिद्ध हुआ । ars 
water fates कार्यकालमें एक महत्त्वपूर्ण सैनिक 
सुधार हुआ । समस्त भारतीय सेनाके लिए एक प्रधान 
सेनापति नियुक्त किया गया और उसके अधीन बंगाल, 
मद्रास, बम्बई तथा पंजाब एवं पश्चिमोत्तर प्रान्तमें तैनात 
पलटनोंको सँभालनेके लिए चार लेफ्टिनेण्ट-जनरल नियुक्त 
किये गये । 'लार्ड एलगिन द्वितीयके कार्यकालमें केवल 
यही UH महत्त्वका सुधार हुआ | 

एलफिन्स्टन, जनरल fafa sist कीथ-(१७८२- 


एलफिन्स्टन, जनरल बिलियम जार्ज कीथ-एलफिन्स्टन, माउण्ट स्टुअर्ट 





१८७२ ई०)-ब्रिटिश सेनामें १८०४ fo H प्रविष्ट । 
उसने वाटरलूके युद्धमें तथा अन्य अनेक लड़ाइयोंमें भाग 
लिया | पहले अ्रफगान-युद्धेग समय १८३६ fo Hag 
ब्रिटिश भारतीय सेनाके बनारस डिवीजनका कमाण्डर 
था। उसे भी ग्रफगानिस्तान भेजा गया । १८४१ ई० के 
mead वह काबुलपर चढ़ाई करनेवाली ब्रिटिश-भारतीय 
सेनाका प्रधान सेनापति बनाया गया । जब अफगानोंने 
२३ दिसंबर १८४१ ई० में सर डब्लू० मैकनाटनकी हत्या 
कर दी, तो एलफिन्स्टन अपने बुढ़ापे और खराब स्वास्थ्य- 
के कारण अपनी सेनाकी सुरक्षाका उपाय न कर सका | 
जब ब्रिटिश सेना काबुलसे वापस लौटनेके लिए बाध्य 
हो गयी तो उसने अन्य अंग्रेज अ्रफसरोंके साथ अपनेको 
बंधकके रूपसें अकबर खाँके हवाले कर दिया saz 
अंग्रेजोंकी प्रतिष्ठाकी भारी हानि हुई। अप्रैल १८४२ 
ई० में जब वह भारत वापस लौट रहा था, तो रास्तेमें 
ही नजीरामें उसकी मृत्यु हो गयी । 

एलफिन्स्टन, जान बेरन-( १८०७-६० )-आरम्भमें १८३७ 
से १८४२ fo तक मद्रासका गवर्नर। इस दौरान 
कोई विशेष घटता तहीं घटी । लेकिन जब वह १८५३ से 
१८६० ई० तक बम्बईका! गवर्नर रहा, तब भारतमें प्रथम 
स्वाघीनता-संग्राम छिड़ा । उसने बड़ी चतुराईसे बम्बई 
प्रांतमें विद्रोहाग्ति नहीं फैलने दी और मध्य भारतके 
कुछ भागोंमें विद्रोहको दबानेमें सहायता दी । 

एलफिन्स्टन, साउण्ट स्टुअर्ट-(१७७६-१५५६ )--विख्यात 
इतिहासकार और प्रशासक । वह ईस्ट इण्डिय। कम्पनीकी 
सेवामें १७६५ ई० में लिपिककी हैसियततसे भारत आया । 
बहुत ata वह पेशवा वाजीराव द्वितीयके दरबारमें 
सहायक ब्रिटिश रेजीडेण्ट हो गया। उसने wag तथा 
आरगाँवके युद्धोंमे भारी वीरता दिखायी। १८०४ से 
१८०८ fo तक नागरपुरमें रेजीडेण्ट रहा । बादमें 
१८११ ई० में पूनाका रेजीडेण्ट बनाया गया, जहाँ उसने 
भारी कूटनीतिक चातुयंका परिचय दिया । तीसरे 
मराठा-युद्ध (दे?) (१८१७-१६ fo) में उसने भारी 
संगठन-शक्ति और साहसका परिचय दिया । इस युद्धमें 
उसके घरपर आक्रमण हुआ, उसके पुस्तकालयको नष्ट 
कर दिया गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी ate oat 
खड़कीकी लड़ाई (१८१७ fo) में बाजीराव द्वितीयको 
पराजित कर दिंया | युद्ध समाप्त होनेपर उसे बम्बईका 
wate बना दिया TAT | इस पदपर वह अवकाश ग्रहण 
HAS समय (१८२७ई०) तक TAT रहा । गबवर्नरकी 
हैसियतसे उसने बम्बई प्रान्तमें अनेक सुधार लागू किये 





4 एलारा-एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल 


६७ 





+ और प्रान्तमें शिक्षाका प्रसार किया। बम्बईफा एलफिन्स्टन 
कालेज उसके ही सम्मानमें स्थापित किया गया था । उसने 
qavq ई० में अंग्रेजीमं भारतका इतिहास' नामक अपनी 
विख्यात पुस्तक लिखी । 

एलारा-दक्षिणमें प्राचीन चोल वंशका एक राजा, जो ईसवीसे 
पूर्व दूसरी शताब्दीमें हुआ । कहा जाता है कि उसने 
श्रीलंकापर विजय प्राप्त की थी । वह अत्यधिक न्याय- 
प्रिय था। 

एलिनबरो, लार्ड-1८४२ Fo से १८४४ fo तक भारतका 
गवर्नर-जनरल | इसके पूर्व वह बोर्ड आफ कण्ट्रोलका 
अध्यक्ष रह चुका था। वह भारतमें लार्ड आकलैण्ड 
(दे०) के बाद गवर्नर-जनरल हुआ । उस समय भारतकी 
अंग्रेज सरकार पहले श्रफगान-युद्ध (दे०) (१८४२-४४ 
ई०) में संलग्न dt are एलिनबरोने अफगानिस्तान- 
से ब्रिटिश भारतीय सेनाकों वापस बुलाते हुए किसीको 
यह आभास नहीं होने दिया कि ब्रिटिश सेना हार 
कर वापस आयी है । इसके बाद ही एलिनबरोने अन्याय- 
पूर्ण ढंगसे सिधपर चढ़ाई बोल दी। सर चार्ल्स नैपियर 
(दे०) के नेतृत्वमें अंग्रेजी Aa सिधके अमीरोंको 
पराजित कर दिया और १८४३ ई० में सिंधको ब्रिटिश 
भारतीय साम्राज्यमें सम्मिलित कर लिया गया 1 
लार्ड एलिनबरोने इसके वाद शिन्देके राज्यमें भी 
हस्तक्षेप किया और १८७४ ई० की विस्मृत एवं निरस्त 
संधिका आधार लेकर ग्वालियरके राज्यपर चढ़ाई करनेके 
लिए अंग्रेजी सेना भेज दी । शिन्देकी फौजें महाराजपुर 
आर पनियारके युद्धोंमें पराजित हुई | ars एलिनबरोने 
यद्यपि ग्वालियरके राज्यको ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यमें 
नहीं मिलाया, तथापि उसे अंग्रेजोंका आ्राश्चित राज्य 
अवश्य बना लिया। उस समय ग्वालियरकी गद्दीपर 
एक नावालिग शासक AT, WATT यह व्यवस्था की गयी 
कि राज्यका प्रशासन एक रीजेन्सी कौंसिलके हाथमें 
होगा जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे और वे ग्वालियर 
स्थित ब्रिटिश रेजीडेण्टकी सलाहपर शासन चलायेंगे । 
ग्वालियर राज्यकी फौजकी संख्या घटाकर & हजार कर 
दी गयी, तथा १० हजार अंग्रेजी सेना वहाँ तैनात कर दी 
गयी । इस प्रकार ग्वालियर राज्य व्यवहारत: अंग्रेज 
सरकारके अधीन हो गया । 
लार्ड एलिनबरोकी इन कारवाइयोंको ब्रिटेन स्थित 
कोर्ट आफ डाइरेक्टर्सने पसंद नहीं किया और कम्पनीके 

* इतिहासमें पहली बार गव््र-जनरलको वापस बुला 

लिया गया। लाई एलिनबरोको स्वदेश are लौट 


जाना पड़ा। ब्रिटेन वापस जाकर भी लार्ड एलिनबरो 
भारतीय मामलोंमें दिलचस्पी लेता रहा । १5५३ ई० में 
जब इण्डियन सिविल सर्विसमें भर्तीके लिए प्रतियोगिता 


परीक्षा आरम्भ की गयी तो उसने उसका div 
विरोध किया, लेकित इस विरोधका कोई फल नहीं 
निकला | 


एलिफैण्टाकी गुफाएँ-बम्बईके निकट, पौराणिक देवताश्रोंकी 
अत्यन्त भव्य मूर्तियोंके लिए विख्यात हैं । इन मूर्तियोंमें 
त्रिमू्ति सर्वश्रेष्ठ 21 

एलिस, बिलियम-१७६२ ई० में उस समय पटना स्थित 
अंग्रेजी tater मुखिया, जब बंगालके नवाब मीर 
कासिम (दे०) ने बंगाल, बिहार और उड़ीसामें समस्त 
व्यापारियोंपरसे चुंगी ger ली। इसका नतीजा यह 
हुआ कि ईस्ट इण्डिया कम्पती और उसके कर्मचारियोंके 
गैरकानूनी व्यापारसे जो लाभ होता था, वह समाप्त हो 
गया। कम्पनीके जिन कर्मचारियोंको इस अवैध व्यापारसे 
भारी लाभ होता था, उन्होंने नवाबकी आज्ञाका ctr 
विरोध किया । विलियम एलिस इस गैरकानूनी व्यापार- 
का सबसे उग्र पक्षधर था। उसने नवाबकी आज्ञाके 
विरोधमें पटना नगर॒पर कब्जा करनेका प्रयास किया । 
नवाबके सैनिकोंने उसका प्रतिरोध किया। फलतः 
एलिस अपनी छोटी-सी सेनाके साथ परास्त हो गया और 
वह स्वयं मारा गया। इन्हीं घटनाओ्रोंके फलस्वरूप 
१७६३ fo में नवाब मीर कासिम तथा ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीके बीच युद्ध छिड़ गया । 

एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल-स्थापना, प्राच्य विद्या- 
ध्ययनमें अभिरुचि रखनेवाले विद्वानोंकी deat रूपमें 
१७८४ ई०में कलकत्तेमें सर विलियम जोल्स द्वारा । गवर्नर- 
जनरल वारेन हेस्टिग्सने इसमें पूरी सहायता की'। इस 
संस्थाकी ओरसे केवल भारत ही नहीं बल्कि एशियासे 
सम्बन्धित विभिन्न अनुसंधान-कार्योंको प्रोत्साहित किया 
गया। इस संस्थाके पास अच्छा पुस्तकालय है जिसमें 
प्रकाशित पुस्तकोंके अ्रतिरिक्त हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ 
संगृहीत हैं । इस संस्थाकी ओरसे एक पत्न भी प्रकाशित 
किया जाता है और सैकड़ों बहुमूल्य पुस्तकोंको पुनः प्रका- 
शित करके उनको लुप्त होनेसे बचाया गया है। इस संस्था- 
की ओरसे संस्कृत और फारसीकी पाण्डुलिपियोंका अंग्रेजी- 
में अनुवाद भी प्रकाशित कराया गया है। सिपाही- 
विद्रोहके बाद जब सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे इंग्लैण्डके 
राजाके पांस चली गयी, उस समयसे इस संस्थाका नाम 
रायल एशियाटिक सोसाइटी ain बंगाल' हो गया, लेकित 


65 


qs 


eed, लां-औपनिवेशिक स्वराज्य (डोमिनियन स्टेटस 





१६४७ ई० में स्वतंत्नता-प्राप्तिकि बाद इसका नाम फिरसे 
“एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल” हो गया है। 

ऐम्हस्टं, लां--भारतका गवर्नर-जनरल (१८२३-२८ fo) | 
उसके शासन-कालमें प्रथम बर्मा-युद्ध (१८२४-२८ fo) 
हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप आसाम, भ्राकान और तेनास- 
रीम ब्रिटिश स/म्राज्यमें मिला लिये गये । arg treet 
Tan संचालन सही ढंगसे नहीं कर सका, जिससे भार- 
तीय एवं अंग्रेजी सेनाको बहुत नुकसान उठाना पड़ा और 
लड़ाई लम्बी चली। इस लड़ाईके दौरान दो घटनाएं 
घटी । पहले ४७वीं पलटनके देशी तोपखानेके सिपाहियोंने 
विद्रोह कर दिया क्योंकि उनको जबरदस्ती समुद्र-पार भेजा 
जा रहां था । उनकी कुछ दूसरी शिकायतें भी थीं। उनका 
विद्रोह अंग्रेज-तोपखाने और दो अंग्रेज पलटनोंकी मददसे 
निर्देयतापूर्वक कुचल दिया गया । दूसरी घटना यह घटी 
कि भरतपुरकी गद्दीके एक दावेदार दुर्जनसिहने १८२४० 
में विद्रोह कर दिया और अपनेको 'राजा' घोषित कर दिया। 
अंग्रेजोंने १८२५ ई० के शुरूमें भरतपुर किलेपर चढ़ाई 
करके उसे अपने कब्जेमें ले लिया । ars ऐम्हस्टंके समय- 
में १८२४ fo में कलकत्तेमें गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेजकी 
स्थापना की गयी। बादमें एम्हरस्टने पारिवारिक कारणों- 
से गवर्नर-जनरलके पदसे इस्तीफा दे दिया । 

ओदनन्‍्तपुरी--उड्यंतपुर भी कहते हैं, यह बिहारमें स्थित है । 
आठवीं शताब्दीके मध्यमें बंगाल और बिहारमें पालवंश- 
के संस्थापक गोपालने यहां एक महाविहारकी स्थापना 
की थी । यह एक महत्त्वपूर्ण विद्या-केन्र बन गया। 
weet शताब्दीके area बख्तियार (दे०) के पुत्र 
मुहम्मदके नेतृत्वमें मुसलमान आक्रमणकारियोंने इसे नष्ट 
कर दिया | 

ओनेसि क्राइटोस--एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार, जिसने 
भारतपर सिकन्दरके आक्रमणका वृत्तान्त लिखा है। 
वह सिकन्दरके साथ ३२६ ई० पू० में तक्षशिला तक आया 
था। यद्यपि उसके द्वारा लिखित इतिहास अब उपलब्ध 
नहीं है, तथापि उसके कुछ उद्धरण aT यूनानी इतिहास- 
कारोंकी रचनाओंमें उपलब्ध हैं । 

ओर्मे राब्ट (१७२८-१८०१ ई०)--भारतका एक अंग्रेज 
सैनिक इतिहासकार। उसका जन्म दक्षिण भारतमें gar, 
पिता भारतमें ईस्ट इंडिया कम्पनीमें सर्जन था। वह 
१७४३ ई० में बंगालमें लिपिक नियुक्त हुआ । छुट्टीपर 
जहाजमें इंग्लैण्ड जाते समय राबर्ट क्लाइव (दे०) से इसकी 
घनिष्ठ मैत्री हो गयी । यह tet दीर्घ कालतक चली । 
वह १७५४ से १७५८ ई० तक Agta कौंसिलका 


सदस्य रहा और कलकत्तापर फिरसे अधिकार करनेके 
लिए क्लाइवके नेतृत्वमें, फौज भेजनेका जो निर्णय किया 
गया, उसमें मुख्य रूपसे उसीका हाथ था। उसका अंग्रेजी-- 
में लिखित हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राष्ट्रकी सन्‌ १७४५ से 
फौजी काररवाइयोंका इतिहास' शीर्षकसे विशाल ग्रंथ 
तीन खंडोंमें १७६३-७८ ई० में प्रकाशित हुआ । इसके 
पूर्वका वृत्तान्त ऐतिहासिक प्रकरण' शीर्षकसे १७८१ Fo 
में प्रकाशित हुआ । उसने अपने ग्रंभोंमें weer व्यौरेवार 
विवरण दिया है और उसके 'इतिहास'में उस कालका 
सबसे प्रामाणिक विवरण है । मेकालेने अपना ग्रंथ लिखने- 
में उससे बहुत सहायता ली है। उसने हस्तलिखित ग्रंथों- 
का बहुमूल्य संग्रह किया था, जो wa इंडिया लाइल्ेरीमें 
सुरक्षित है । 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य (डोमिनियन स्टेटस)--की मांग 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने पहली बार १६०८ Fo में की 
थी । उस समय इसका अर्थ केवल इतना ही था कि झ्रान्तरिक 
मामलोंमें भारतीयोंको स्वशासनका अ्रधिकार दिया जाय, 
जैसा कि ब्रिटिश सा म्राज्यके अन्तर्गत कनाडाको प्राप्त था 
किन्तु ब्रिटिश भारतीय सरकारने इस मांगको स्वीकार 
नहीं किया । २१ वर्ष बाद ३१ अक्तूबर १६२६ Fo को 
वाइसराय लार्ड इविनने घोषणा की कि भारतमें संवैधानिक 
प्रगतिका लक्ष्य श्रौपनिंवेशिक स्वराज्यकी प्राप्ति है। 
किन्तु औपनिवेशिक स्वराज्य' के स्वरूपकी स्पष्ट परिभाषा 
नहीं की गयी। wea: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने इस 
प्रकारकी अस्पष्ट और विलम्बित घोषणापर सनन्‍्तोष 
प्रकट करनेसे इनकार कर दिया । कांग्रेसने वर्षके अन्तमें 
अपने लाहौर अधिवेशनमें भारतका लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता' 
घोषित किया । इस प्रकार भारत और ब्रिटेनके बीचकी 
खाई बढ़ती ही रही । औपनिवेशिक स्वराज्यकी धोषणा 
यदि २० वर्ष पहले की गयी होती, तो कदाचित्‌ वह भारतीय 
आकांक्षाओंकी पूर्ति कर देती । लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध- 
के पूर्व बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियोंके साथ बढ़ते 
हुए राष्ट्रवादको औपनिवेशिक स्वराज्यकी घोषणा सन्तुष्ट 
न कर सकी | इसके बाद भी ६ वर्ष तक ब्रिटिश सरकारने 
उस घोषणाको लागू करनेके लिए कुछ नहीं किया। अंतमें 
जब १६३४ का Tae आफ इंडिया wae’ सामने आया 
तो वह कई दृष्टियोंसे औपनिवेशिक स्वराज्यके वादेकी 
पूर्ति नहीं करता था । 
नये शासन-विधानके अनुसार केन्धमें ga शासनकी 
व्यवस्था की गयी थी जिसके अन्तर्गत विदेश विभाग ak 
प्रतिरक्षा विभाग आदिपर निर्वाचित विधान-मंडलका 


fae 
औरंगजेब 


ge 





कोई नियंत्रण नहीं रखा गया । दूसरी बात, इस शासन- 
विधानमें वाइसरायकों अनेक निरंकुश अ्रधिकार प्रदान 
किये गये थे । तीसरी बात, भारतीय विधान-मंडल द्वारा 
पारित अधिनियमोंपर ब्रिटिश स म्राट्की स्वीकृति आवश्यक 
थी। ब्रिटिश सरकार उक्त अधिनियमोंपर स्वीकृति 
देनेसे इनकार भी कर सकती थी । इस प्रका रके प्रतिबन्धों- 
से स्पष्ट था कि भारतीय शासन-विधान (१६३५) में 
झपनिवेशिक स्वराज्यकी जों कथित व्यवस्था थी, वह 
१६३१ ई० के स्टेट्यूट श्राफ वेस्टमिस्टरके अन्तर्गत औपनि- 
वेशिक स्वराज्यकी परिभाषासे बहुत निचले दर्जेकी थी । 
इस स्टेद्यूटके अन्तर्गत आन्तरिक' मामलोंमें उपनिवेश- 
की प्रभुसत्ताकों स्वीकार किया गया था और वैदेशिक 
मामलोंमें भी पूर्ण स्वशासन दिया गया था जिसके अनुसार 
उपनिवेशको विदेशोंसे संधि करनेका अवाध अधिकार 
प्राप्त था। साथ ही युद्धादिमें तठस्थ रहने और ब्रिटिश 
साम्राज्यसे अलग होनेका अ्रधिकार भी उपनिवेशको दिया 
गया था | औपनिवेशिक स्वराज्यमें निहित उपर्युक्त समस्त 
अधिकार १६३४ के गवर्नमेन्ट आफ इंडिया एक्टमें नहीं 
प्रदान किये गये थे, nace ag भारतीय जनमतको संतुष्ट 
करनेमें पूरंणतया विफल हो गया । इसके अलावा शासन- 
विधानमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके सिद्धान्तको इस 
प्रकार विकसित किया गया था कि उससे भारतके भावी 
विभाजनकी स्पष्ट आधारशिला तैयार कर दी गयी। 
ऐसी अवस्थामें सर स्टैफर्ड क्रिप्सने जब ११ मार्च १६९४२ 
ई० को ओऔपनिवेशिक स्वराज्यके लक्ष्यकी पुनः घोषणा की, 
तो भारतीय राष्ट्रवादियोंमें उससे कोई उत्साह नहीं उत्पन्न 
हुआ । 

द्वितीय विश्व-युद्धमें जब ब्रिटेनको धन-जनकी घोर हानि 
पहुँची और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन dae तीव्रतर होता 
गया, तो उसे १६३१ ई० के स्टेट्यूट आफ वेस्टमिस्टर- 
के अंतर्गत भारत और पाकिस्तानको पूर्ण औपनिवेशिक 
स्वराज्य देनेकी घोषणा करनी पड़ी । १५ AMET १६४७ 
ई०को भारतने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके अन्तर्गत पूर्ण स्वाधीनता 
प्राप्त कर ली। यह स्थिति १९४६ ई० में और 
अधिक स्पष्ट हो गयी, जब भारतको सावंभौम प्रभुसत्ता- 
सम्पन्न स्वाधीन गणराज्यके . रूपमें मान्यता प्रदान कर दी 
गयी । भारतने स्वेच्छासे राष्ट्रमण्डलमें बने रहनेका 
निर्णय किया । उसने घोषणा की कि वह शांति, स्वतंत्रता 
तथा प्रगतिकी नीतिसे अपनेको आबद्ध रखेगा और ब्रिटिश 
सम्राट्‌को. राष्ट्रमण्डलका प्रतीक-अध्यक्ष स्वीकार करेगा 
भर जब भी वह अपने हितमें राष्ट्रमण्डलसे अलग होना 


आवश्यक समझेगा, उसे अलग होनेका पूरा अधिकार 
होगा | (Sito एन० जोशी लिखित 'भारतोय संविधान'- 
१६५६ Fo) 

ओरंगजेब-भ।रतका छठा मुगल बादशाह ( १६५६- 
१७०७ ई०) । वह शाहजहाँ (दे०) (१६२७-१६५६ 
ई०) का तीसरा पुत्र था । जब वह शाहजादा था तभीसे 
महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय और सैनिक पदोंपर था । दक्षिण- 
में दो बार और अ्फगानिस्तानमें एक बार वह बादशाहका 
प्रतिनिधि रह चुका था। इन पदोंपर काम करते हुए 
उसने बड़ी योग्यता! साहस और परिश्रमका परिचय 
दिया। उसमें ये गुण बहुतायतसे थे जिनका परिचय 
उसने बादशाह होनेपर भी दिया । १६५७ ई० में जब 
उसका पिता शाहजहाँ बीमार पड़।, उस समय वह दक्षिणमें 
बादशाहका प्रतिनिधि था । उसके बड़े भाई दाराशिकोह- 
को शाहजहाँ दिल्‍लीके तख्तपर बैठाना चाहता था, वह 
उसके पास था। शाहजहाँका दूसरा पुत्र शुजा बंगालमें 
शासक था और चौथा तथा सबसे छोटा पुत्र मुराद 
गुजरातमें बादशाहका प्रतिनिधि था । जैसे ही शाहजहाँकी 
बीमारीकी खबर मिली, शुजाने बंगालमें अपनेको बादंशाह 
घोषित कर दिया और गुजरातमें मुरादने भी वैसा ही 
किया । इन परिस्थितियोंमें श्रौरंगजेबने भी तख्त पानेकी 
कोशिश करनेका निश्चय किया। उसने मुरादसे 
सुलह करके यह तय किया कि दोनों मिलकर कोशिश करें 
और विजयी होनेपर सल्तनतकों आपसमें aie लें। इस 
तरह उत्तराधिकारके लिए शाहजहाँके चारों पुत्रोंमें 
भ्रात्‌युद्ध शुरू हो गया । औरंगजेब और मुरादकी संयुक्त 
सेनाने उज्जैनके निकट अप्रैल १६५८ ई० में धर्मर 
और मई १६५८ ई० में सामूगढ़की लड़ाइयोंमें शाही 
सेनाको पराजित कर दिया। सामूगढ़की लड़ाईमें 
शाहजादा दारा खुद मौजूद था और हारके बाद वह भाग 
कर आगरा चला गया । विजयी भाइयोंकी संयुक्त सेना 
दाराशिकोहका पीछा करती हुई आगरा पहुँची और 
5 जून १६५८ fo को आगरा किले तथा उसके खजानेका 
समर्पण हो गया । बूढ़ा बादशाह शाहजहाँ जीवन पर्यत 
बंदी बना रहा । ओऔरंगजेबने १६५७ fo में गुजरातके 
दीवानकी ह॒त्याके अभियोगमें मुरादको फांसी दिलवा दी। 
इसी बीचमें शुजाको दाराके लड़के सुलेमानने फरवरी 
१६५८ ई० में बनारसके पास बहादुरपुरकी लड़ाईमें 
पराजित कर दिया । बादमें उसने फिरसे कुछ फौज इकट्ठी 
कर ली। औरंगजेबने खुद सेताका संचालन कर शुजाके 
विरुद्ध बंगालपर चढ़ाई की और उसे खजवाकी लड़ाईमें 


6) 


Vo 


औरंगजेब 





पराजित किया। औरंगजेबके सेनापति मीर जुमलाने 
शुजाका पीछा किया और उसे पहले दक्षिणकी श्रोर और 
बादमें अराकानकी ओर ( मई १६६० Fo ) भागनेपर 
मजबूर किया, जहाँ उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया। 
आगरापर औरंगजेबका अधिकार हो जानेके बाद 
दाराशिकोह वहाँसे भागा। औरंगजेबकी सेनाने उसे 
अप्रैल १६५६ ई० में दौराईकी लड़ाईमें पराजित किया 
और जूनके महीनेमें दाराशिकोह धोखा देकर पकड़ 
लिया गया। औरंगजेबने उसको जलील किया और 
उसके विरुद्ध धर्मद्रोही होनेका अभियोग लगाकर ३० 
अगस्त १६५६ Fo को उसे भी फांसीपर चढ़ा दिया । इस 
प्रकार अपने सभी भाइयोंमें औरंगजेब अकेला बच गया | 
उसने भ्रनौपचारिक रूपसे २१ जुलाई १६५८ को बादशाह 
शाहजहाँको आजीवन कैदमें डाल कर गद्दी प्राप्त कर ली 
थी। जून १६५६ में वह औपचारिक रूपसे तख्तनशीन 
हुआ और आलमगीर' (विश्व-विजेता) का खिताब 
धारण किया । 

; औरंगजेबकी बड़ी बेगम दिलरास बानोके पाँच 
लड़के थे । उनमेंसे मुहम्मदको १६७६ ई० में गुप्त रीतिसे 
फांसीपर चढ़ा दिया गया। मुश्रज्जम उसका उत्तराधिकारी 
बना । आ्राज़म औरंगजेबकी मृत्युके बाद होनेवाले उत्तरा- 
धिकार युद्धमें मारा गया । अकबरने अपने पिताके विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया और उसे देश छोड़कर फारस भागना 
पड़ा, जहाँ १७०४ fo में वह मर गया और कामबख्श 
१७०६ ई० में उत्तराधिकार-युद्धके दौरान मारा गया । 

अपने धूर्वाधिकारियोंकी भाँति औरंगजेबने मुगल 
साम्राज्यको बढ़ानेके लिए अथक्‌ प्रयास किया। १६६१ 
ई० में उसने पालामऊकों जीतकर अपने साम्राज्यमें 
मिला लिया। श्रगले वर्ष सेनापति मीर जुमलाके नेतृत्व- 
में मुगल सेनाने आासाममें गढ़गाँवपर चढ़ाई बोल दी जो 
उस समय अहोम राजाओंकी राजधानी थी। अहोम 
राजाको मुगलोंसे afer करनी पड़ी और वर्तमान दरंग 
जिलेका काफी बड़ा हिस्सा मुगलोंको देना पड़ा । हर्जानिकी 
बड़ी रकमके अलावा सालाना नजराना देनेकी शर्त भी 
उसे माननी पड़ी। १६६६ ई० में मुगलोंने बंगालकी 
खाड़ीके adie sik चटगाँवको जीत लिया । १६६७ ई० 
में पश्चिमोत्तर सीमापर अ्रफगानोंने विद्रोह कर दिया, 
उसे १६७५ fo तक दबा दिया गया। औरंगजेबके 
दरबारमें मकक्‍काके शरीफ और फारसके शाह, बलख, 
बुखारा, कासगर, खीवा और अबीसीनिया जैसे दूरवतीं 
मुस्लिम देशोंके राजदूत उपस्थित रहते थे । 


१६७६ ई० में मुगलों और राजपूतोंमें लड़ाई 
शुरू हो गयी जिसमें मेवाड़के राणाने मारवाड़के राजाका 
साथ दिया। इस लड़ाईका अन्त -१६८१ fo में दिल्ली 
और मेवाड़की सन्धिसे gar १६८६ fo में बीजापुर 
और १६८६ ई० में गोलकुंडा जीतकर मुगल सा म्राज्यमें 
मिला लिया गया। १६८६ ई० में शिवाजीके ga atk 
उत्तराधिकारी सम्भाजीको मुगलोंने पकड़ कर मार डाला 
और उसकी राजधानी रायगढ़पर अधिकार कर लिया । 
उसके पुत्र और उत्तराधिकारी युवक शाहुको मुगल 
दरबारमें बंदी बनाकर रखा गया । १६६१ ई० में विजयी 
औरंगजेबने तंजौर और त्रिचिनापल्‍लीके हिन्दू राजाओों- 
को खिराज देनेके लिए बाध्य fear) इस प्रकार मुगल 
साम्राज्य दक्षिणतक फैल गया । 

इन विजयोंके बावजूद सम्राट्‌ औरंगजेब मुगलोंका 
अन्तिम बड़ा बादशाह हुआ और दक्षिणके बुरहानपुरमें 
१७०७ ई० में अपनी Aas पहले औरंगजेबके सामनेही 
मुगल. साम्राज्यका विघटन शुरू "| गया। औरंगजेबने 
बहुतसे adalat अपने साम्राज्यमें मिला लिया था 
जिससे वह इतना विशाल हो गया था कि उसको एक , 
व्यक्ति are एक केनद्रसे शासित करना दुःसाध्य था। 
जैसा सर यदुनाथ सरकारने लिखा है, “एक अ्जगरकी 
भाँति मुगल साम्राज्यने इतना अधिक क्षेत् लील लिया कि 
उसको वह हजम नहीं कर सका ।” औरंगजेबकी- मृत्युके 
पहले १६६७-७५ Fo के बीच अफगानोंसे युद्धके परिणाम- 
स्वरूप सल्तनतकी . आ्राथिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय 
हो गयी। राजनीतिक दृष्टिसे भी अ्फगानोंसे युद्ध बड़ा 
मंहगा पड़ा। इसके बाद ही बादशाहको राजपूतोंसे 
युद्ध करना पड़ा और वह उनके विरुद्ध पठान सैनिकोंका 
इस्तेमाल नहीं कर सका । इसके परिणामस्वरूप शिवाजी 
(१६२७-८० fo) के विरुद्ध मुगल साम्राज्यके पूरे 
साधनोंका इस्तेमाल नहीं हो सका जो दक्षिणमें स्वतंत्र 
मराठा राज्यंकी स्थापना कर रहा था | मथुरा श्रौर उसके 
पड़ोसके क्षेत्रोंमें १६६६ ई० में जाटोंने विद्रोहका झंडा 
फहरा दिया । इसके बाद १६७१ ई० में बुंदेल खंड और 
मालवामें विद्रोह हुए। पटियाला रियासतके नारनौल- 
में सतनामियोंने और अलवरके क्षेत्रमें मेवातियोंने 
१६७२ fo में विद्रोह कर दिया। इन सभी विद्रोहोंका 
सख्तीसे दमन किया गया, लेकिन इनसे यह तो प्रकट ही 
हो गया कि मुगल साम्राज्यके विरुद्ध जनतामें व्यापक 
रूपसे रोष फैल रहा था। पंजाबमें fae शक्तिशाली 
होते जा रहे थ्रे । औरंगजबके meas सिखोंके गुरू 


$1 


औरंगजेब-कंदर्पनारायण 


७१ 





तेगबहादुरको इस्लाम धर्म स्वीकार न करनेपर फाँसी दे 
दी गयी । इस नृशंस कार्यसे सिखोंमें बदला लेनेकी भावना 
भड़क उठी और वे मुगल साम्राज्यके शत्रु बन गये। 
आसाममें अहोमोंपर १६६३ ई० में जो सन्धि थोपी गयी थी, 
उसको तोड़कर उन्होंने १६७१ ई० में अपने उन सब 
इलाकोंको वापस ले लिया जिन्हें उनसे छीन लिया गया 
था। सम्भाजीको फांसी देने और शाहूको बंदी बना 
लेनेसे मराठोंकी राष्ट्रीय झ्राकाक्षाओंको ace नहीं किया 
जा सका और उन्होंने पहले सम्भाजीके भाई राजाराम 
और उसकी मृत्युके बाद उसकी विधवा ताराबाईके 
नेतृत्वमें मुगलोंके विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रंखा और 
अपनी खोयी हुई अधिकांश भूमिको औरंगजेबके जीवन- 
कालमें ही वापस ले लिया । उन्होंने यह्‌ दिखा दिया कि 
औरंगजेब मराठोंका दमन नहीं कर सकता है । १६८१ से 
१७०७ fo तक औरंगजेबने दक्षिणमें जो सैनिक अभियान 
waar saa उसको उतनी TV आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, 
।जतनी नैपोलियनको स्पेनके ग्रभियानमें उठानी पड़ी थी । 
इसी प्रकार १६७६-८० fo के राजपूत-युद्धमें यद्यपि 
औरंगजेबकी. विजय हुई तथापि उससे यह तो प्रकट ही 
हो गया कि औरंगजेबने राजपूतोंक। वह समर्थन खो दिया है 
जिसे अ्रकबरने अपने विवेकसे प्राप्त किया था और जिनकी 
शक्तिके आधारपर मुगल साम्राज्यकी शक्ति बढ़ी थी । 
औरंगजेबने अपने प्रपितामहकी नीति पूरे तौरसे त्याग 
दी। अकबरकी नीतिके प्रतिकूल उसने मजहबको 
सल्तनतके ऊपर कर दिया और अपनी शाही ताकतका 
प्रयोग न तो अपने व्यक्तिगत लाभके लिए, न. अपने 
खानदानके लाभके लिए और न अपनी रियायाके लाभके 
लिए वरन्‌ इस्लामके प्रसारके लिए frat वह कट्टर 
सुन्नी मुसलमान था और उसने कुरानकी शिक्षाओंके 
अनुसार अपने जीवनको ढालने aT हुकूमत चलानेका 
प्रयास किया । ag ईमानका इतना पक्का था कि उसने 
मजह॒बके मामलेमें अपनेको, भ्रथवा अपने खानदानको 
कभी नहीं बख्शा। उसने खान-पान और पोशाकके 
मामलेमें कुरानकी शिक्षाओंका पालन कियां और एक 
पक्के मुसलमानकी तरह जीवन बिताया । उसने विरासत- 
में मिली अपनी सल्तततको 'दारुल इस्लाम” (इस्लामी 
राज्य) बनानेका प्रयास किया। इस नीतिके परिणाम- 
स्वरूप ही उसने हिन्दुश्रोंके प्रति अ्रसहिष्णुताकी नीति 
अपनायी और उनका दमन किया। हिन्दुझंपर उसने 
१६७६ fo में फिरसे 'जजिया' लगा fear, जिसे श्रकबरने 
१५६४ fo में उठा लिया था। उसने सल्तनतके ऊँचे 


पदोंपर हिन्दुओंको नियुक्त करना बन्द कर दिया और 
उनके ऊपर करोंका बोझ बढ़ा दिया । उसने हिन्दुओंको 
नये मंदिर बनानेसे रोक दिया और बहुतसे पुराने मंदिरों- 
को तोड़ डाला, जिममें मथुराका केशवदेवका मंदिर 
आर बनारसका विश्वताथका मंदिर भी था। उसने 
मारवाड़के राजा जसवन्त feet नाबालिग लड़केको 
जबरन अपने कब्जेमें करके उसे मुसलमान बनानेकी 
कोशिश की। उसने हिन्दुओंके लिए अपमानजनक 
कानून कायदे बनाये ite हिन्दू देवी-देवताओंकी मूर्तियोंको 
मसजिंदोंकी सीढ़ियोंके नीचे रखवाया ताकि उनपर 
मुसलमानोंके पैर पढ़ें । 

औरंगजेबने यद्यपि लगभग आधी शताब्दी (१६५८- 
१७०७ fo) तक uaa किया, तथापि ag इस खतरेकों 
नहीं देख सका कि' फिरंगियोंकी ताकत बढ़ती जा रही है । 
फिरंगियोंने उसके शासनकालमें भारतके विभिन्न भागोंमें 
अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली थीं। औरंगजेब इस बातको 
समझ नहीं सका कि इन फिरंगियोंकी ताकत बढ़नेसे 
सल्तनतको खतरा पहुँचेगा। उसने समुद्री मार्गोंसे 
फिरंगियोंको .आनेसे रोकनेके लिए एक शक्तिशाली 
जंगी Fer बनानेकी आवश्यकता नहीं महसूस की । श्रत- 
एवं इसमें कोई श्राश्चर्यकी बात नहीं कि उसकी मुत्युके 
आधी शताब्दीके बाद ही फिरंगियोंकी ही एक कोमने 
बड़ी चालाकी और मक्का रीके साथ हिन्दुओंके असंतोष, 
मुगलोंके झ्धीनस्थ मुसलमान सूबेदारोंकी स्वतंत्र शासक 
बन जानेकी महत्त्वाकांक्षा तथा हिन्दुस्तानियोंकी श्रापसी 
फूटसे लाभ उठाकर मुगल वंशकों समाप्त कर दिया और 
उसके स्थानपर भारतमें अंग्रेजी राज्यकी स्थापना कर 
दी। मुगलोंमें जो बड़े-बड़े बादशाह हुए, उनमें औरंगजेब 
भ्रंतिम था। (Sto एन० सरफार-हिस्ट्री आफ औरंगजेब, 
खंड १-४; एडबर्ड्स एण्ड गेरेट-मुगल रूल इन इंडिया; 
ईलियट एण्ड डासन, खंड ७, Jo २११-५३३ पर काफी 
खां लिखित मुंतजाब-उल-लुवाब) 


कक 
कंदर्पनारायण-बंगाल प्रांतपर सोलहवीं शताब्दीमें शासन 
करनेवाले बारह भूमियाँ लोगोंमेंसे एक । उसका इलाका 
चंद्रद्वीप कहलातां था जो श्राधुनिक बाकरगंज जिलेके 
समतुल्य aT बाकरगंज अब बंगला देशमें है। दीर्ष- 


Whi 


कालीन प्रतिरोधके बाद उसे बादशाह अ्रकबरकी अधीनता 
स्वीकार कर लेनी पड़ी । 
कंदहार (अथवा कंधार)-अ्रफगानिस्तानका दूसरा बड़ा 
नगर। सामरिक दृष्टिसे यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारतसे 
अफगानिस्तान जानेवाली रेलवे लाइन यहींपर समाप्त 
होती है । यह नगर महत्त्वपूर्ण मंडी भी है। पूर्वसे पश्चिम- 
को raat होनेवाला अधिकांश व्यापार यहींसे 
होता है । कंदहारमें सोतोंके पानीसे सिंचाईकी अनोखी 
व्यवस्था है। जगह-जगह कुएं खोदकर उनको सुरंगसे 
मिला दिया गया है। 
कंदहारका इतिहास उथल-पुथलसे भरा हुआ है। 
पाँचवीं शताब्दी ई० go में यह फारसके साम्राज्यका 
ANAT । लगभग ३२६ ई० Jo में मकदूनियाके राजा 
सिकंदरने भारतपर आक्रमण करते समय इसे जीता 
और उसके मरनेपर यह उंसके सेनापति सेल्यूकसके 
अधिकारमें आया । कुछ वर्ष बाद सेल्यूकसने इसे चंद्रगुप्त 
मौर्य (दे०) को सौंप दिया । यह अशोकके साम्राज्यका 
एक भाग था | उसका एक शिलालेख हालमें इस नगरके 
निकट मिला है। मौर्यबंशके पतनपर यह बैक्ट्रिया, 
पाथिया, कुषाण तथा शक राजाश्रोंके अंतर्गत रहा । 
दसवीं शताब्दीमें यह श्रफगानोंके कब्जेमें श्रा गया 

और मुसलिम राज्य बन गया। ग्यारहवीं शताब्दीमें 
सुल्तान महमूद, Areal शताब्दीमें चंगेज खां तथा चौदहवीं 
शताब्दीमें तैमूरने इसपर अधिकार कर लिया। १५०७ 
ई० में इसे बाबरने जीत लिया और १६२५ ई० तक 
facets मुगल बादशाहोंके कब्जेमें रहा। १६२५ ई० में 
फारसके शाह अब्बासने इसपर दखल कर लिया। 
शाहजहाँ और औरंगजेब द्वारा इसपर दुबारा अधिकार 
करनेके सारे प्रयत्न विफल हुए। कंदहार थोड़े समय 
(१७०८-३७ ई० ) को छोड़कर १७४७ ई० में नादिरशाह- 
की मृत्युके समय तक फारसके कब्जेमें रहा । १७४७ ई० 
में अहमदशाह अब्दाली (दे०) ने श्रफगानिस्तानके साथ- 
साथ इसपर भी अधिकार कर लिया। किन्तु, उसके 
पौत्न जमानशाह (दे०) की मृत्युके बाद कुछ समयके 
लिए कंदहार काबुलसे अलग हो गया। १८३६ ई० में 
ब्रिटिश भारतीय सरकारने शाहशुजा (दे०) की ओर- 
से युद्ध करते हुए. इसपर दखल कर लिया और १८४२ ई० 
तक अपने कब्जेमें रखा । ब्रिटिश सेनाने १८७९ ई० में 
इसपर फिर दखल कर लिया, किन्तु १८८१ fo में खाली 
कर देना पड़ा। तबसे यह अ्रफगानिस्तानके राज्यका 
एक भाग है। 





कंबहार-कम्पनी-राजकी सिविल सर्विस 


कम्पनी-राजकी सिविल सर्विस (बादकों 'इंडियन सिविल 
सर्विस')-वह प्रशासकीय सेवां, जिसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी - 
ने भारतमें अपन! प्रशासन चलानेके लिए चालू किया था । 
इसका आरम्भ अत्यन्त छोटे रूपमें हुआ । व्यापारियोंकी 
संस्थाके रूपमें कम्पनीने अ्रपनी सेवामें aie युवकोंको 
लिपिकके पदपर नियुक्त किया। ये ब्रिटिश युवक ग्राम 
तौरसे डायरेक्टरों द्वारा मनोनीत होते और कम्पनीके 
शेयरहोल्डरोंसे रिश्तेदारीके आधारपर चुने जाते थे । 
उनकी उम्र २० वर्षसे कम होती । उन्हें स्कूली शिक्षा या 
तो बिल्कुल मिली ही न होती या बहुत कम मिली होती । 
उनका बेतन भी बहुत कम होता था। १७५७ ई० में 
पलासी युद्धके बाद जब कम्पनीके आधिपत्यमें भारतका 
काफी बड़ा क्षेत्र भ्रा गया तो उसने नवविजित क्षेत्रोंका 
प्रशासन अपने इन लिपिकोंके सुपुर्दे कर दिया । इन नव- 
नियुक्त अफसरोंने जबरदस्त भ्रष्टाचार और बेईमानी 
शुरू कर दी, अतः कम्पनीने उनसे एक करार (कावेनेंट) 
पर हस्ताक्षर करनेको कहा, जिसमें कम्पनीकी सेवा ईमान- 
दारी और सचाईके साथ करनेका वचन मांगा गया था । 
इसी आधारपर अंग्रेजीमें इस करारशुदा सेवाको 'कावेनेंटेड 
सिविल सर्विस' कहा जाने लगा । बंगालमें ars क्लाइवके 
दूसरी बारके प्रशासनकालमें कम्पनीने पहली बार अपने 
अफसरोंको THT करार करनेको बाध्य किया | अफसरों- 
ने शुरूमें तो इस नयी व्यवस्थाका विरोध किया किन्तु 
अंततः उन्हें THAT पड़ा । लार्ड कार्नवालिसके प्रशासन- 
कालमें यह कावेनेंटेड सिविल सविस (करारवाली सिविल 
सेवा) भारतमें कम्पनीके प्रशासन तंत्रका एक नियमित 
अंग बन गयी । 
लार्ड कार्नवालिसने इस सेवामें सिर्फ अंग्रेजोंको ही 
भर्ती किया और: उनके बेतन भी काफी बढ़ा दिये। कम्पनीके 
अंतर्गत सभी महत्त्वपूर्ण सिविल पदोंपर अंग्रेजोंकी नियुक्ति 
होती और जिला कलेक्टरों, मजिस्ट्रेटों, जजोंके पदोंपर 
तो जैसे उनका एकाधिकार हो गया। बादकों जब 
विभागीय सचिवों और राजनयिक एजेंटोंके पद चालू 
किये गये तो उनपर भी अंग्रेजोंकी ही नियुक्ति की गयी । 
लार्ड dae कावेनेंटेड सिविल स्विसके सदस्योंका 
बौद्धिक स्तर ऊँचा उठानेके लिए एक निश्चित अवधि 
तक उनके प्रशिक्षणकी व्यवस्था की । इसके लिए उसने 
कलकत्तामें फोर्ट विलियम कालेजकी स्थापना की । किन्तु 
१८०४ fo में यह कालेज बंद करना पड़ा, क्योंकि इसपर 
होनेवाले खर्चपर कम्पनीने ऐतराज किया । इसके बादके 
पचास anit कावेनेंटेड सिविल स्विसके रंगरूटोंको 





. कस्पनी-राजकी सिविल सर्विस 


७३ 





लंदनके हेलेबरी कालेजमें प्रशिक्षण दिया जाता रहा । 
इनमेंसे कुछ रंगरूट तो वास्तवमें अत्यन्त योग्य और सफल 
प्रशासक सिद्ध हुए, किन्तु सामान्य तौरसे alee सदस्योंमें 
बहुत कमियाँ पायी जाती थीं, क्‍योंकि कावेनेंटेड सिविल 
सविसमें कम्पनीके डायरेक्टरों द्वारा नामजद लोगोंकी 
भर्ती होती थी, जिन्हें योग्य प्रशासक बननेके लिए अपेक्षित 
शिक्षा बिल्कुल नहीं प्राप्त थी। फलत: स्वयं इंग्लैण्डमें 
ही यह मांग उठी कि सर्वोत्तम और सर्वाधिक मेधावी 
ब्रिटिश युवकोंको ही प्रशासक बनाकर भारत भेजा जाना 
चाहिए । 

अतः १८५३ ई० में कावेनेंटेड सिविल स्विसमें, 
जो अब “इंडियन सिविल सविस'के नामसे पुकारी जाने 
लगी, प्रवेश सार्वजनिक प्रतियोगिताके माध्यमसे सबके 
लिए खोल दिया गया | १८५५ ई० में लंदनमें ats आफ 
कंट्रोलकी देख-रेखमें पहली सार्वजनिक प्रतियोगिता 
हुई । सन्‌ १८५८ से ag प्रतियोगिता सिविल सर्विस 
कमिश्नरोंकी देखरेखमें होने लगी। इस प्रकार इंडियन 
सिविल सर्विसमें सभी मेधावी ब्रिटिश युवकोंके लिए 
प्रकेशका द्वार खुल गया, लेकिन चार्टर एक्ट, १८३२ Fo 
(दे०) और १८५८ ई० में महारानीके घोषणापत्र (दे०) 

: के बावजूद भारतीय अब भी प्रवेशसे वंचित रहे। 

१८६४ ई० में पहली बार एक भारतीय (महाकवि रवीन्द्र 
नाथ ठाकुरके बड़े भाई सत्येन्द्र नाथ ठाकुर) लंदनमें 
हुई इण्डियत सिविल स्विसकी प्रतियोगितामें सफल 
हुआ और उसने इंडियन सिविल स्विसमें स्थान प्राप्त 
किया । किन्तु इंडियन सिविल सर्विसमें भारतीयोंका 
प्रवेश अत्यल्प रहा और १८७६समें ्रधिकतम उम्र २३ वर्षसे 
घटा कर १६ वर्ष कर देनेसे यह प्रवेश अ्रसंभव, नहीं तो 
और अधिक कठिन अवश्य बना दिया गया । 

बहरहाल, इस समय तक भारतमें पाश्चात्य शिक्षाका 
प्रसार हो गया था, इसलिए भारतीय विश्वविद्यालयोंके 
नये स्नातकों द्वारा इंडियन सिविल स्विसमें प्रवेशकी 
अ्रधिक सुविधाएं माँगना स्वाभाविक था। भारतीयोंने 
यह माँग करना शुरू किया कि इंड्रियन सिविल ससमें 
प्रवेशके लिए deat साथ ही साथ भारतमें भी एक 
प्रतियोगिता परीक्षा होनी चाहिए और प्रवेशकी भ्रधिकतम 
उम्र पहलेकी तरह २३ वर्ष कर दी जाये । बादमें इस 
मांगपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने भी-जोर दिया और 
शुरूके प्रायः सभी अधिवेशनोंमें इस माँगकों दोहराया | 
लेकिन इसे बराबर नजरंदाज़ किया जाता रहा | 

१८७८ ई० में भारतीय मांगको टालनेके लिए 


एक नयी सेवा झारम्भ की गयी जिसे 'स्टेट्यूटरी सिविल 
सविस'का नाम दिया गया और इसमें भारतीयोंकी भर्ती 
की गयी । इस सेवाके लोग कम महत्त्वाले कुछ ऊंचे 
पदोंपर विशेष रूपसे न्यायिक पदोंपर, नियुक्तः किये गये 
और उन्हें एकसे पदोंपर कार्य करनेके बावजूद इंडियन 
सिविल सर्विसके सदस्योंके मुकाबले दो-तिहाई वेतन 
दिया जाता रहा। इसलिए इस सेवासे भी भारतीय 
माँग संतुष्ट नहीं हुई और १८८५ fo में इस सेवाको 
समाप्त कर दिया गया । उम्रकी सीमा १८८६ ई० में 
बढ़ाकर २३ वर्ष कर दी गयी किन्तु इंडियन सिविल 
सविसमें प्रवेशके लिए भारतमें भी प्रतियोगिता परीक्षा 
करानेकी माँग १६२२ fo तक नहीं मानी गयी । ब्रिटेन 
और भारत दोनों ही सरकारोंका भरसक प्रयास wa भी 
यही रहा कि इंडियन सिविल afar सेवामें ager 
अंग्रेजोंका ही बना रहे । 
प्रधान मंत्री लायड जाजने अगस्त १६२२ में कामन 
सभा (हाउस आफ कामन्स) में किये गये एक भाषणमें 
इंडियन सिविल सर्विसके अंग्रेज नौकरशाहोंको भारतीय 
संवैधानिक ढाँचेका 'इस्पाती चौखटा' कहा और भविष्य- 
वाणी की कि “भ्रगर आप इस इस्पाती चौखटेकों हटा लें 
तो पूरा ढांचा ही ढह जायेगा ।” किन्तु पचीस वर्षों बाद 
इस इस्पाती चौखटेके बने रहनेपर भी ढांचा ढह पड़ा | 
असलियत यह थी.कि इंडियन सिविल सर्विसके ब्रिटिश 
सदस्योंने भारतके विकास और यहाँ तक कि उसके राज- 
नीतिक भविष्यके विकासमें भी निस्संदेह महत्त्वपूर्ण 
योग दिया, किन्तु वे अपनेको भारतका अंग कभी न बना 
पाये। वे भारतके लिए बहुत मंहगे थे। उन्होंने ग्राम 
तौरसे भारतीयोंको अपनेसे नीचा समझा। अपने 
अस्तित्वको बचानेके लिए उनका अंतिम प्रयास अत्यन्त 
घृणित था। उन्होंने भारतमें साम्प्रदायिक तनाव इस 
ह॒द तक बढ़ा दिया कि अगस्त १६४७ में आखिरकार जब 
उन्हें परिस्थितियोंनें भारत छोड़नेको विवश कर दिया तो 
वे उसे दो टुकड़ोंमें dat हुआ भर लहू-लुहान छोड़कर गये | 
(एन० सी० राय कृत दि सिबिल स्विस इन इंडिया ) 
कठिओई-(कठ ) एक गण जो पंजाबमें चिताव और रावी 
नदियोंके बीचमें रहता था । उसकी राजधानी सांगल थी, 
जो सम्भवतः आधुनिक गुरुदासपुर जिलेमें स्थित थी। 
मकदूनियाके राजा सिकंदरने ३२६ ई० पू० में अपने 
आक्रमणके समय इस गणराज्यकों भी हराया था । 
कड़ा-इलाहाबाद जिलेका एक नगर। यहाँ सुल्तान 
जलालुद्दीत खिलजी (20) १२६६ ई* में अपने शतीने 


en 





एवं दामाद अलाउद्दीतन खिलजी (20) के हाथों मारा 
गया | 

ara ( अथवा काण्वायन ) वंश-लगभग ७३ fo qo 
शृंग-वंशके बाद मगधका शासनकर्ता। इसका संस्थापक 
वासुदेव शुंग-वंशके अंतिम राजा देवभूतिका ब्राह्मण 
अमात्य था। कण्व-वंशमें उसके संस्थापक सहित चार 
राजा हुए जिन्होंने पैंतालीस वर्ष तक राज्य किया | 
उसके अंतिम राजा सुशर्माकों लगभग रद fo पू० में 
aie वंशके संस्थापक. सिभुकने मार डाला | 

कथावत्थु-पालि भाषाका एक प्रसिद्ध बौद्ध टीका ग्रन्थ । 
Sto रृहाइस डेविसने इसका रचनाकाल अशोकक। राज्य- 
काल (लगभग २७३-२३२ Fo Yo) माना है । 

कथासरित्सागर-सोमदेव कविकी १०६३ और १०८१ Fo 
के बीचकी रचना। इसमें भारतीय वणिक-पुत्रों द्वारा 
दक्षिण-पूर्व एशियाके समुद्रोंमें साहसिक यात्राएँ करनेके 
अनेक वर्णन मिलते हैं 1 

कदफिसस प्रथम-पूरा नाम कुजल-कर-कदफिसस, कुषाण 
बंशका पहला राजा | वह सम्भवत: ४० ई० में गद्दीपर 
बैठा तथा लगभग ३७ वर्ष तक राज्य किया । उसने अपने 
राज्यका विस्तार बैक्ट्रियासे आगे अफगानिस्तानमें तथा 
भारतके उत्तर-पश्चिमी सीमा क्षेत्रमें सिधु नदीके उस पार 
तक किया । 

कदफिसस द्वितोय-कदफिसस प्रथम (दे०) का पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी । . उसने कुषाण साम्राज्यका विस्तार 
सारे उत्तरी भारतमें किया । बहुतसे लोगोंका विचार 
है कि उसीने ७८ ई० में अपने राज्यारोहणके उपलक्ष्यमें 
शक संवत्‌ (दे०) प्रचलित किया। उसका साम्राज्य 
gaa बनारस तथा दक्षिणमें नर्मदा तक फैला हुआ था । 
उसमें मालवा तथा पश्चिमी भारत भी सम्मिलित था, जहाँ- 
के शक क्षत्रप (दे०) उसे अपना स्वामी मानते थे। 
८७ ई० में उसने चीनी सम्राट्स बराबरीका दावा किया 
और अपने साथ एक चीनी राजकुमारीका विवाह-सम्बन्ध 
कर देनेकी माँग की। जब उसकी यह माँग स्वीकार 
नहीं की गयी तो उसने पामीरके मार्गसे चीनपर हमला 
करनेके लिए एक बड़ी सेना भेजी । परन्तु उसकी सेना 
हार गयी और कदफिसस द्वितीयको चीनसे संधि कर लेनी 
पड़ी । इस संधिके द्वारा उसने चीनकों वार्षिक कर देना 
स्वीकार कर लिया। कदफिसस द्वितीयके विभिन्न प्रकारके 
fare बहुत अधिक संख्यामें मिलते हैं। इससे सूचित 
होता है कि उसने दीघकाल तक राज्य किया। उसका 
राज्यकाल सम्भवतः ११७ Fo के आसपास समाप्त FAT । 


कण्व-कानिघम, सर अलेक्जेंण्डर 


कनकमुनिका स्तृप-उत्तर प्रदेशमें बस्ती जिलेमें निग्लीब 
गाँवके पास स्थित । सम्राट अशोक दोबार इस IAT 
दर्शन करने गया था--पहली बार अपने राज्याभिषेक- 
के चौदहवें aay ate दूसरी बार बीसवें att | पहली 
बार जब वह स्तूपका दर्शन करने गया तो उसने उसका 
विस्तार कराकर आकार पहलेसे दूना करवा दिया। 
दूसरी बार जब वह उसके दर्शन करने गया तो उसने वहाँ 
एक प्रस्तर-स्तम्भ स्थापित कराया | 

कनारा-पश्चिमी मैसूरमें एक पतली पट्टी, जो उसे समुद्रतट- 
से अलग करती है । १७६६ ई० में इसे ब्रिटिश भारतीय 
साम्राज्यमें मिला लिया गया । 

कनिघम, जनरल जोसेफ Sat (१८०१२-१८५१)-१८३४ 
fo में बंगाल इंजीनियर्समें एक अधिकारी बनकर आया | 
वह सर अलैक्जैण्डर कनिधम (Fo) का बड़ा भाई था । 
उसने पंजाबमें विभिन्न स्थानों और पदोंपर कार्य किया तथा 
रणजीतसिंह और अमीर दोस्त मोहम्मदके साथ हुए वार्ता- 
प्रसंगके समय भी मौजूद था। उसने १८४६ ई० के प्रथम 
faaqa (दे०) में भाग लिया और अलीवाल तथा 
सुबराहमनकी लड़ाइयाँ भी देखीं । इस प्रकार उसे पंजाब 
और पंजाबियोंकों जाननेका पर्याप्त अवसर मिला। 
वह एक उदारमना व्यक्ति और उच्चकोटिका इतिहासकार 
भी था। उसके द्वारा लिखा गया सिखोंका इतिहास 
अपने विषयका आधिकारिक और प्रामाणिक ग्रन्थ है, 
लेकिन इस प्रकाशनने उसे संकटमें डाल दिया। इस 
विषयपर उसके सहानुभूतिपूर्ण दृष्टकोण और इस 
स्पष्टवादित।ने कि प्रथम सिखयुद्धमें अंग्रेजोंने दो सिख 
जनरलोंको फोड़ लिया था, उसके अ्फसरोंको नाराज 
कर दिया और विशेष महत्त्वके राजनीतिक पदोंसे हटाकर 
उसको साधारण काम सौंप दिया गया । १८५१ ई० में 
अम्बालामें उसकी मृत्यु हो गयी । 

कॉनिघम, सर अलेक्जेण्डर ( १८१४-६३ fo )-प्रसिद्ध 
पुरातत्त्वास्वेषक, जो १८३३ ई० में एक सैन्य शिक्षार्थीकी 
हैसियतसे भारत आया। वह १८३६ ई० में गवर्तर- 
जनरल लार्ड आकलैण्डका अंगरक्षक हो गया । १८5३६ Fo 
में ही वह सेनाकी इंजीनिर्यारेंग शाखामें चला गया और 
१८४६ ई० के प्रथम सिखयुद्ध (दे०) में फील्ड इंजीनियर 
हो गया । उसने दुसरे सिखयुद्ध (दे०) (१ृप४ंड-४६ 
ई०) में और चिल्लियाँवालाकी लड़ाईमें भी भांग लिया । 
वह १८५६ से ५८ fo तक बर्मामें मुख्य अभियंता (चीफ 
इंजीतियर) रहा भर इसके बाद इसी पदपर पश्थिमोत्तर 
प्रांतमें भी नियुक्त हुआ | १८६१ fo में रिटायर होनेके 


40 


कनिष्क-कन्नोज 


OX 





बाद फौरन ही वह भारत सरकारका पुरातत्त्व-सर्वेक्षक 
aat दिया गया । १८७० fo में वह विभागका निदेशक 
हो गया और १८८५ ई० में भारतसे वापस जानेतक इसी 
पदपर बना रहा। अवकाश-ग्रहणके बाद उसने प्राचीन 
मुद्रा-शास्त्रपर विशेष ध्यान दिया और वह इस विषयकों 
अधिकारी विद्वान्‌ माता जाता था। उसकी मृत्यु १८६३ 
ई० में हुई। उसके महत्त्वपूर्ण wath ‘Facer टोपूस', दि 
ऐशियेण्ट ज्यागरफी आफ इंडिया", ‘ada इंस्क्रिप्शनम 
इंडिकेरम' (खण्ड प्रथम), दि स्तूप आफ भरहुत' और दि 
बुक ame इंडियन waa’ विशेष उल्लेखनीय हैं । भारतीय 
पुरातत्त्व-शास्त्रमें उसके योगदानसे हमें प्राचीत भारतीय 
इतिहासकी बहुत अधिक जानकारी मिली है। प्राचीन 
भारतीय इतिहासके orate fare सर अलैक्जैण्डर कनिघम- 
की पुस्तकें आज भी अत्यधिक महत्त्व रखती हैं । 
कनिष्क-कदफिसस प्रथम (दे०) हारा स्थापित कुषाण 
राजवंशका सबसे प्रसिद्ध राजा। कनिष्कका काल भत्यंत 
विव॑स्धर््पद रहा है। कुछ विद्वानोंके मतानुसार उसका 
शासनकाल ७८ ई० में आरम्भ हुआ, जिस कालमें शक 
संवत्‌ प्रचलित हुआ। अन्य मतके अनुसार वह दूसरे 
कुषाण राजा कदफिसस द्वितीयकी yas दस वर्ष बाद 
लगभग १२० ई० में सिहासनपर बैठा। कदफिसस 
द्वितीयकेक साथ उसका सम्बन्ध ज्ञात नहीं है। उसके 
पिताका नाम वाझेष्क था, परन्तु वह गद्दीपर नहीं बैठा । 
कनिष्ककी राजधानी पुरुषपुर अथवा पेशावर थी। वहाँ 
उसने बहुत-सी इमारतें TAHT नगरकों सुन्दर बनाया | 
उसके साम्राज्यमें गंधार (पूर्वी अफगानिस्तान), कश्मीर 
तथा सिंधु और गंगाका मैदान सम्मिलित थे। उसने एक 
सेना भेजकर पामीरके उस पार चीनी तुकिस्तानपर चढ़ाई 
की और खोतन, यारकंद तथा काशगरके सरदारोंको 
हराया । ये सरदार अ्रभी तक चीनी सम्राट्के अधीन थे । 
कनिष्कने इनमेंसे कुछको विवश किया कि वे उसके 
दरबारमें अपने gaat बंधकके रूपमें भेजें। उसने 
लम्बे समयतक, सम्भवतः २४ वर्ष, १२० Fo से १४४ Fo 
तक शासन किया । उसका नाम कई शिलालेखोंपर अंकित 
है। उसके विविध प्रकारके सिक्के मिलते हैं, जिनपर 
जरयुस्त्री, यूनानी, मिहिर तथा शिव, बुद्ध आदि भारतीय 
देवताओ्ोंके चित्र अंकित हैं। इससे संकेत मिलता है कि 
कनिष्क सभी धर्मोके प्रति आ्रादरभाव रखता था। बौद्ध 
अनुश्वुतियोंके अनुसार वह बौद्ध धर्मका पक्का अनुयायी था 
आर उसने बौद्धोंकी चौथी संगीति श्रायोजित की थी, जिसमें 
बौद्ध तिपिटकका प्रामाणिक भाष्य तैयार किया गया। 


यह भाष्य ताम्रपत्रोंपर उत्कीर्ण कराया गया और उनको 
कश्मीरके कुंडलवन बिहारमें, जहाँ चौथी संगीति हुई, 
एक स्तूप बनवाकर उसमें सुरक्षित रख दिया गया। इस 
संगीतिमें मुख्य रूपसे हीनयान सम्प्रदायके अ्नुयायियोंने भाग 
लिया, परन्तु महायान निकाय भी उस समयतक काफी 
प्रबल हो चुका था और अ्रश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र 
आदि प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य, जिनको कनिष्कका संरक्षण 
प्राप्त था, इसी सम्प्रदायके अनुयायी थे। कनिष्क 
विद्वानोंका आ्ाश्रयदाता था । प्रसिद्ध श्रायुवेंदाचार्य चरक 
उसका राजवैद्य था। कनिष्क विशाल भधवनोंका महान 
निर्माता और मूर्ति एवं वास्तुकलाका प्रेमी था। उसने 
पेशावरमें बुद्धके भ्रवशेषोंपर Yoo फूट ऊँचा AT 
बनवाया । उसने तक्षशिला नगरका एक नया भाग बन- 
वाया जो सिरसुख कहलाता था । उसने कश्मी रमें भ्रपने 
नामपर नया नगर बसाया, मथुरामें वास्तुकलाकी कई 
सुन्दर कृतियोंका निर्माण कराया। सम्भवतः गांधार 
कला (दे०) का विकास उसीके राज्यकालमें BAT 
उसने गंधारके बाहरके शिल्पियोंको भी अपना संरक्षण 
प्रदान किया । उसके साम्राज्यके अंतर्गत सारनाथ तथा 
मथुरामें तथा दक्षिणमें कृष्णा नदीके तठपर स्थित 
अमरावतीमें agra नयी शैलियाँ विकसित हुईं । 
वास्तवमें भारतीय कला, संस्कृति तथा सभ्यताके विकासमें 
कनिष्कने विदेशी होते हुए भी इतना अधिक योगदान 
किया कि उसे प्राचीन भारतके सबसे महान्‌ राजाओंमें 
माना जाता है। 

कन्नौज-उत्तरी भारतका अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध नगर । 
इसका मूल नाम कान्यकुब्ज था, जो ब्राह्मणोंका भी 
केन्द्रस्थल बन गया था। अब यह एक छोटा-सा नगर है 
और इसमें श्रधिकांश मुसलमान रहते हैं। महाभारतमें 
इसका बार-बार उल्लेख किया गया है। पतंजलिने भी, 
जो दूसरी शताब्दी ई० Go में हुए, इसका संकेत किया है । 
जब चीनी यात्री फाहियेन लगभग ४०५ fo में इस ATT 
आया तो यहाँ उसे केवल दो बौद्ध विहार मिले । यह उस 
समय उतना बड़ा नगर नहीं रह गया था जितना ह्य एन- 
त्सांगके समय था। वह ६३६ ई० में इस नगरमें aa था 
और यहाँ सात वर्ष ठहरा | उस समय यह जन-संकुल नगर 
था, यहाँ सैकड़ों हिन्दू तथा बौद्ध मंदिर थे और गंगाके 
पूर्वी तटपर लगभग चार मीलतक विहार-ही-विहार थे । 
नगरमें अनेक मनोरम उद्यान तथा सुन्दर तड़ाग थे 
ओर नगर-दुर्गंकी रक्षाकी शक्तिशाली व्यवस्था थी। 
amet इस परिवर्तनका सारा श्रेय महाराजाध्िराज 


oy 0 


कपय नायक-कबीर 





हर्षवर्धत (६०६-६४७ fo) को प्राप्त था, जिन्होंने इसे 
राजधानी बनाया। यह नगर अपने ऐश्वर्य और समृद्धिके 
कारण महोदय aft’ कहा जाने लगा था। हर्षवर्धतकी 
मृत्युके बाद जितने भी हिन्दू राजवंश हुए, उनकी अभिलाषा 
कन्नौजपर अधिकार करनेकी रहती थी। प्रतिहार 
WAP (५१६-१०६० Fo) ने इसे अ्रपनी राजधानी 
बनाया और कन्नौज फिर उत्तर भारतका प्रधान नगर बन 
गया। बंगालके राजा धर्मपाल (Fo) ने इस नगरपर 
आक्रमण किया और कुछ समयतक बड़े गर्वके साथ इसे 
अपने अधिकारमें रखा । 
इस नगरपर विपत्तियाँ उस समयसे पड़नी शुरू हुई 

जब १०१८ ई० में सुल्तान महमूदने इसपर चढ़ाई की। 
उस समयका प्रतिहार राजा अपनी राजधानी कन्नौजसे 
हटाकर गंगाके दूसरे तटपर स्थित बारी भाग गया। 
इसका अंतिम प्रतिहार राजा राज्यपाल (दे०) था, जिसे 
चंदेल' राजा गंडने अपदस्थ कर दिया। इसके बाद 
बारहवीं शताब्दीमें कन्नौज गाहड्वाल राजपूतोंके ग्रधिकारमें 
आ गया, जो राठौरके ama प्रसिद्ध हैं। कन्नौजका 
अंतिम राठौर राजा जयचंद ११६४ ई० में शहाबुद्दीन 
मुहम्मद गोरीसे पराजित हुआ और मारा गया। इसके 
बाद कन्नौजका महत्त्व समाप्त हो गया। -शेरशाह सूरी 
(दे०) ने मुगल बादशाहसे अपनी निर्णयात्मक लड़ाई 
इस शहरके पास ही १५४० ई० में लड़ी और इसके बाद 
इस शहरको नष्ट कर दिया। इस शहरमें अब पुरानी 
इमारतोंके सिर्फ खंडहर बच गये हैं । 

कपय नायक-तेलंगासके हिन्दुओंका नेता । १३३६ ई० में 
उसने दक्षिण भारतके पूर्वी तटपर एक राज्यकी स्थापना 
की। बादमें उसने मुसलमानोंका जुआ उतार फेंकने 
और हिन्दू साम्राज्यकी स्थापना करनेमें विजयनगर 
राज्यके संस्थापक दो भाइयों हरिहर तथा बुक्क (दे०) के 
साथ सहयोग किया | 

कपिलवस्तु-उत्तर प्रदेशके बस्ती जिलेके उत्तरमें नेपालकी 
तराईमें स्थित | इसका शाब्दिक अर्थ है 'कपिलका cara’ । 
परन्तु, यह पता नहीं है कि इस स्थानका क्या सांख्य दर्शन 
(दे०) के प्रवतंक कपिलसे कोई सम्बन्ध था ? ऐतिहासिक 
रूपसे कपिलवस्तु बौद्ध धर्मके संस्थापक गौतम बुद्ध 
(दे०) के जन्मस्थानके ert प्रसिद्ध है। (नवीन 
खुदाईसे प्रमाणित हो गया है कि बस्तो जिलेका पियरहवा 
नामक स्थान ही प्राचोन कपिलवस्तु था। -संपादक ) 

कपिलेन्द्र (अथवा कपिलेश्वर)-एक राजा, जिसने लगभग 
१४५३ ई० में उड़ीसाके गंग-वंश (दे०) का उच्छेद कर 


अपना राज्य स्थापित किया | उसने १४७० Fo तक राज्य 
किया। बहुत ही योग्य और पुरुषार्थी व्यक्ति था । उसने 
न केवल अपने -राज्यके अंदर विद्रोहोंक। दमन किया, 
बल्कि राज्यकी सीमा गंगासे कावेरीतक विस्तृत कर ली । 
उसने उड़ीसामें एक नये राजवंशकी स्थापना की, जिसमें 
सबसे प्रसिद्ध राजा पुरुषोत्तम (दे०) (१४७०-६७ ई०) 
तथा उसका पुत्र प्रतापरुद्र (दे०) (१४६७-१५४० Fo) 
था। लगभग १५४१ ई० में कपिलेन्द्रके: राजवंशको 
भोई राजवंश (दे०) ने भ्रपदस्थ कर दिया | 

कपूर सिह-पंजाबके फैजुल्लापुरका एक. सिख नेता, 
जो अ्रठारहवीं शताब्दीमें हुआ । ararat फांसी दे दिये 
ama बाद उसने सिखोंका संगठन किया, जो बादमें 
सिखोंके धर्मराज्य, दल या खालसाके रूपमें विकसित 
हुआ । पंजाबमें सिखोंका अस्तित्व एक अलग, सम्प्रदायके 
रूपमें बनाये रखनेमें खालसाने बहुत मदद की । 

कबाचा, नासिरुद्वीन-एक गुलाम जो शहाबुद्दीन महम्मद 
गोरीका PUTA aT गया। शहाबुद्दीनने उसे सिधका 
सूबेदार नियुक्त कर दिया । वह इतना शक्तिशाली था 
कि दिल्लीके पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन (Fo) ने इसीमें 
बुद्धिमानी समझी कि उससे अपनी बहिनका ब्याह क्रके 
मित्रता स्थापित कर ली । सुल्तान कुतुबुद्दीनकी मृत्युपर 
कबाचा fete तख्तका दावेदांर बन गया और इस 
प्रकार वह कुतुबुद्दीनके दामाद एवं उत्तराधिकारी सुल्तान 
इल्तुतमिश (दे०) का प्रबल प्रतिद्वन्दी सिद्ध हुआ। 
अंतमें लम्बी लड़ाईके बाद कबाचाने इल्तुतमिशकी अ्रधीनता 
स्वीकार कर ली । 

कबीर-असिद्ध संत, जिन्होंने मनुष्य-मनुष्य तथ्य हिन्दूधर्म 
एवं मुसलमान धर्मके बीच एकता स्थापित करनेका उपदेश 
दिया । उनका जन्मकाल और मृत्युकाल अ्निश्चित है, 
परन्तु सम्भवतः उनका जीवनकाल चौदहवीं शताब्दीका 
अंतिम भाग तथा पन्द्रहवीं शताब्दीका प्रारम्भिक भाग है । 
विश्वास किया जाता है कि वे प्रसिद्ध वेष्णव आचार्य 
रामानन्दके शिष्य थे, यद्यपि उनका लालन-पालन मुसल- 
मान जुलाहा परिवारमें हुआ था। कबीरने भ्रपने अधि- 
कांश विचार हिन्दू धर्मसे लिये। मुसलमान सूफी संतों 
तथा कवियोंका भी उनपर भारी प्रभाव था। कबीरने 
प्रेमके पंथका उपदेश दिया जिसमें विभिन्न जातियों और 
धर्मोमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता । उनके लिए हिन्दू 
और Ten एक ही मिट्टीके पुतले थे और अल्लाह और 
राम एक ही ईश्वरके दो नाम । कबीर हिन्दू और इस- 
am धर्मके कर्मकांड अथवा बाह्माडम्बरोंमें विश्वास नहीं 


++ 


कमरुद्दीन-करणसिह 


७७ 





करते थे। उनका मत था कि जो हरिको भजतां है वह 
उसीका हो जाता है। उनका मत था कि ईश्वर-प्राप्तिका 
मार्ग हिन्दुओं और मुसलमानोंके लिए एक है और वह है 
ईश्वरकी भक्ति करना तथा छल-कपट, झूठ तथा पाखंड- 
से दूर रहना | 

कमरुद्दीन-बादशाह मुहम्मद शाह (१७१६-४5 ई०) 
(दे०) का वजीर और एक योग्य अधिकारी । अहमद 
शाह अब्दालीने १७४८ fo में जब भारतपर पहला 
आक्रमण किया तो कमरुद्दीनने शाहजादा अ्रहमदकों उस 
आक्रमणको विफल करनेमें सहायता दी । परन्तु पंजाबमें 
सतलजके तटपर सरहिन्दमें जो लड़ाई हुई तथा जिसमें 
अब्दाली हारा, उसमें कमरुद्दीन मारा गया | 

कमला देवी-गुजरातके राज। कर्णदेव द्वितीय (दे०) की 
रानी । १२६७ fo में उसका पति अलाउद्दीन खिलजीकी 
सेनसे हार गया | फलस्वरूप वह अपनी पुत्री देवलदेवीको 
लेकर भागी; परन्तु मुसलमानोंने उसको पकड़ लिया पर 
दिल्‍ली ले गये, जहाँ वह सुल्तानकी चहेती बेगम बन गयी । 

कमिश्नर (आयुक्त)-वह्‌ सरकारी अधिकारी, जिसके 
अधीन कई जिलोंको मिलाकर बनाये गये एक मंडल 
(डिवीजन ) का प्रशासन होता है। यह पद १८५२६ ई० में 
प्रचलित हुआ । मूलरूपमें कमिश्नरका काम जिलेके 
कलक्टरों, मजिस्ट्रेटों और जजोंकें कार्यका निरीक्षण करनेके 
अलावा पुलिस और न्याय विभागका दायित्व संभालना 
था। किन्तु इतना अधिक काम एक व्यक्तिके लिए बहुत 
भारी पड़ता था, wa: कमिश्नरको न्याय एवं पुलिस 
विभागके दायित्वसे मुक्त कर अधीनस्थ जिला कलक्टरोंके 
कार्यका निरीक्षक मात्र रहने दिया गया । राजस्व सम्बन्धी 
मामलोंके मुकदमोंका फैसला करना भी उसीकी जिम्मे- 
are थी। 

कम्बुज देश-आधुनिक कम्बोडियामें भारतीयों द्वारा स्थापित 
प्राचीन हिन्दू राज्य । जनश्रुतियोंके भ्रनुसार इस राज्य- 
की स्थापना after नामक एक भारतीय ब्राह्मणने 
की थी। उसने वहाँके स्थानीय नंगराजकी पुत्री सोभासे 
विवाह कर लिया और दूसरी शताब्दी ईसवीमें कम्बुजमें 
एक राजवंशकी स्थापना की । चीनी लोग इस॑ राज्यको 
फूनान कहते थे । कहा जाता है कि भारतसे सैकड़ों ब्राह्मण 
फूनान जाकर बस गये और वहाँके मूल निवासियोंकी 
aay उन्होंने विवाह कर लिया। फूनान राज्यने 
भारत तथा चीनमें भ्रपने दूत भेजे। छठीं शताब्दीमें यह देश 
फूतानके बजाय HTT देश” कहलाने लगा। इसका झाधुनिक 
नाम कम्बोडिया' इसीके आधारपर पड़ा है। कम्बुज 


देशके सजाओंके शरीरमें भारतीय रक्त था। वे लगभग 
नौ शताब्दियों तक इस देशपर बड़े पराक्रमके साथ 
शासन करते रहे। पन्द्रहवीं शताब्दीमें कम्बुज देशके 
हिन्दू राज्यको अन्नाम तथा स्यामके लोगोंने नष्ठ कर दिया 
और वह कम्बोडियाका एक Berar राज्य रह गया। 
कम्बोडिया ait कुछ दशकों पहले तक फ्रांसका संरक्षित 
राज्य था। 
कम्बुज देशके जो प्रतापी राजा हुए, उनमें चारका 

नाम उल्लेखनीय है । वे हैं जयवर्मा प्रथम तथा द्वितीय; 
यशोवर्मा जिसने यशोधरपुरकी स्थापना की, जिसे अब 
अंकोरथोम कहते हैं तंथा जिसकी विजय-गाथाश्रोंका वर्णन 
करनेवाले संस्कृत तथा स्थानीय भाषाओंमें कई शिलालेख 
मिलते हैं; सूर्यवर्मा facta, frat अंकोरवाटका अनुपम 
मंदिर बनवाया, जो अपनी विशालता तथा सुन्दरताके 
कारण संसारमें वास्तुकलाकी एक आश्चर्यजनक कृति माना 
जाता है । कम्बुज देशमें हिन्दू और बौद्ध, दीनों धर्म प्रचलित 
रहे। बादसमें बौद्ध धर्मने अधिक प्राधान्य प्राप्त कर लिया 
और आधुनिक कम्बोडियामें भी यह धर्म प्रचलित है । 

कम्बोज-कश्मी रके दक्षिण-पश्चिममें स्थित प्राचीन जनपद, 
काफिरिस्तानका कुछ भाग भी उसमें सम्मिलित था। 
इस देशके निवासी भी 'कम्बोज' कहलाते थे । अ्रशोकके 
शिलालेखोंमें कम्बोजोंको उसकी प्रजा बताया गया है, जिनके 
बीच उसने बौद्ध धर्मका प्रचार किया | 

कस्बोडिया-देखिये 'कम्बुज' | 

कयाल-दक्षिण भारतमें ताम्रपर्णी adie तटपर स्थित 
एक ANT वेनिसका यात्री मार्कोपोलो इस ATA १२८८ 
ई० तंथा १२६६ ई० में दो at झाया था। उसने इसे 
विशाल ant बताया है, जो वारिएज्य-व्यवसायक। केन्द्र 
था। इसके पोताश्रय (बंदरगाह) में पश्चिमी तथा 
eas चीन जैसे सुदूर देशोंके व्यापारियोंकी भीड़ रहती at 

करण्णासह-कश्मी रकें अंतिंम महाराज । श्रपने पिता द्वारा 
राज्यका- विलयन भारत संघमें Ht देनेके बाद वे कुछ 
समयंतक कश्मीरके राजप्रमुख रहे । बे विद्वान्‌ और 
साहित्यप्रेमी व्यक्ति हैं, उन्होंने गांधीजीपर भी एक 
पुस्तक लिखी' है । 

करणरसह-मेवाड़के राणा भ्रमरस्सिह (दे०) का पुत्र और 
राणा प्रतापसिहका पौत् । १६१४ ई०में राणा भ्रमरसिंह 
मुगलोंके अधीन हो गया और उसके तथा उसके पुत्र 
करणसिंहने बादशाह जहाँगीरका आधिपत्य स्वीकार कर 
लिया । जहाँगीर मेवाड़-विजयपर THT फूला न॑ समाया 
और उसने करणसिंह तथा उसके पिताकी मूर्तियाँ झागरेके 


# 
we 4! 


करनालकी लड़ाई-कर्जन, जाज नेथानियल 





महलमें स्थापित कीं। करणसिंहकों पंचहजारी मनसब- 
दारका पद स्वीकार कर लेना पड़ा और अपने frat 
मृत्युके बाद वह मुगलोंका अधीनस्थ राजा होकर मेवाड़का 
शासन करता रहा | 

करनालकी लड़ाई-१७३६ fo में नादिरशाह और मुगल 
बादशाह मुहम्मद शाह (१७१६-४८ Fo) (Fo) की 
फौजोंके बीच हुई। नादिरशाहकी फौजें बिना किसी 
प्रतिरोधके दिल्‍्लीके निकट करनाल तक चढ़ झायीं । इस 
लड़ाईमें मुगलोंकी जबरदस्त हार हुई, बादशाह मुहम्मद 
wre बंदी बना लिया गया, नादिरशाहने अपनी सेनाके 
साथ दिल्लीमें प्रवेश किया gtx निर्देयतके साथ मारकाट 
कर उसे ET 

करिकाल-अबतक ज्ञात चोल राजश्रोंमें सबसे प्राचीन । 
उसका काल १०० ई० माना जाता है। कहा जाता है कि 
उसने पुहार नगरकी स्थापता की और कावेरी नदीके 
किनारे सौ मील लम्बा बांध बनवाया । 

atta खां-पेंढारियों (दे०) का नेता । भारतके गवनेर- 
जनरल ae हेस्टिग्स (१८१३-२३ ई०) ने पेंढारियोंपर 
जो चढ़ाई की, उसके फलस्वरूप उसे १८१८ ई० में अंग्रेजोंके 
सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे उत्तर प्रदेशमें 
गावरुपुरमें एक जागीर दे दी गयी, जहाँ वह शांतिपूर्ण 
जीवन व्यतीत करने लगा । 

करेरी, sto जेमिली-एक इटालियन यात्री, जो शाहंशाह 
औरंगजेब (१६५८-१७०७ Fo) के शासनकालके अंतिम 
दिनोंमें भारत ara १६६५ fo में जब औरंगजेब 
कृष्णा नदीके तटपर गलगलामें पड़ाव डाले हुए था, तब 
Sto जेमिली करेरी उससे मिल था | उसने बूढ़े शाहंशाह- 
के शिविर, उसकी शकल-सूरत, उसके रहन-सहनके ढंगके 
बारेमें बड़ा दिलचस्प विवरण लिख छोड़ा है । 

करोन, फ्रैन्को-भारतमें प्रथम फ्रांसीसी फैक्टरीका संस्थापक | 
फ्रांसीसी ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भेजे जानेपर वह 
१६६७ ई०में एक छोटे फ्रांसीसी जहाजी बेड़ेके साथ भारतीय 
तटपर आया और सूरतमें एक फैक्टरीकी स्थापना की । 

करौली राज्य-दक्षिणी राजपूतानेकी एक पुरानी रियासत | 
are डलहौजी जब्तीके सिद्धांत (दे०) के अंतगंत इसे ब्रिटिश 
भारतीय साम्राज्यमें मिला लेना चाहता था । परन्तु 
इंग्लैण्डके उच्च अ्धिकारियोंने इसकी आज्ञा नहीं दी। 
उनका मत था कि करौली आश्रित राज्य नहीं है, जिसपर 
ag सिद्धांत लागू होता हो, बल्कि रक्षित मित्र राज्य है। 

कर्क-एक प्रतिहार (Zo) राजा, जिसने ५३७ Fo मुंगेरमें 
गौड़ राजासे यद्ध करते हुए ख्याति प्राप्त की। 


wa द्वितीय-राष्ट्रकूट वंश (दे०) का अंतिम राजा, जिसे 
६७३ ई०में तैल चालुक्य (Fo) ने अपदस्थ कर दिया । 
wales वंश-कश्मीरमें सातवीं शताब्दीमें दुर्लभवर्धनके 
द्वारा स्थापित । इसने कश्मीरपर ८5५५ ई० तक' राज्य 
fear gah बाद उत्पल amt इसे उखाड़ फेंका । 
इस वंशके तीन सबसे प्रसिद्ध राजा चन्द्रापीड़ (दे०), 
waits ललितादित्य (दे०) तथा जयापीड़ विनयादित्य 
(दे०) हुए। 
कर्जन, जार्ज नेथानियल ( केडिल्सटनका सारक्विस ) 
(१८५६-१६२५)-एटन और अ्रक्सफोड्डमें शिक्षित और 
१८९६ ई० में भारतका गवनेर-जनरल नियुक्त । इससे 
पहले वह मध्य एशियासे कोरिया तक विस्तृत यात्रा कर 
चुका था और इन यात्राओंके ऊपर उसकी कई पुस्तकें भी 
प्रकाशित हो चुकी थीं। गवर्नर-जनरलके TAIT उसका 
पहल। कार्यकाल १६०४ ई० में समाप्त gat लेकिन 
उसे दुबारा फिर इसी पदपर नियुक्त कर दिया गया। 
इस दौरान वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषद्के सैनिक 
सदस्यकी स्थितिको लेकर कमाण्डर-इन-चीफ लार्ड किचनर- 
से उसका मतभेद हो गया। ब्रिटिश सरकारसे भी इस 
प्रश्तपर समर्थन न मिला, अतः १६०४ में उसने गवर्नर- 
जनरलके पदसे त्यागपत्न दे fear as कर्जेनके कार्य- 
कालकी प्रमुख विशेषता प्रशासनमें किये गये सुधार थे । 
उसने सीमाप्रांत नामक एक नये प्रांतकी स्थापना की, 
जिसका उद्देश्य उस क्षेत्रकी विद्रोही जन-जातियोंपर अच्छी 
तरहसे नियंत्रण रख सकता था । फिर भी उसे १६०१ में 
ard कबीलेके विरुद्ध श्रभियानकी स्वीकृति देनी पड़ी, 
जिसका पंत अंग्रेजोंकी जीतमें हुआ । १६०३० में कर्जन 
फारसकी खाड़ीमें ब्रिटिश हिंतोंपर रूसी कुठराघात 
रोकने और वहाँ ब्रिटिशं व्यापार BIR प्रभाव बढ़ानेके लिए 
गया । तिब्बतमें रूसी प्रभाव रोकनेके लिए उसने 
१६०३ ई० में एक ब्रिटिश मिशन भेजा, लेकिन इसका 
नतीजा यह निकला कि तिब्बतसे qa fos गया । stair 
और भारतीय सेन। cera घुस गयी और शांतिके लिए 
ल्हासा-संधि (दे०) करनेके लिए तिब्बतको मजबूर 
होना पड़ा । 
कर्जनने प्रशासनके हर क्षेत्रकी जाँच-पड़ताल की और 
जनमतकी ज्यादा परवाह किये fear जो सुधार उचित 
समझे, किये । उसने इम्पीस्यिल कैडिट कोरकी स्थापना 
की, निजामसे बरारका विवाद निपटाय/ और कलकत्तामें 
विक्टोरिया मेमोरियल हालका निर्माण शुरू कराया। 
इसके लिए उसने धतादूय भारतीयोंसे बड़े-बड़े दान लिये । 


44 


aféa, लायोनेल-कर्नाटककी लड़ाइयाँ 


WE 





दिसम्बर १६०२ fo में एडवर्ड सप्तमके राज्याभिषेकपर 
दिल्‍ली दरबार आयोजित किया, भारतका वित्तीय 
प्रबंध दक्षतसे किया, नमक-कर दो बार कम किया, 
न्यूनतम झाययपर कर माफ किया तथा सरकारी गोपनीयता 
कानून, भारतीय खान कानून, प्राची स्मारक संरक्षण 
कानून और सहकारी ऋण समिति कानून जैसे अनेक 
महत्त्वपूर्ण कानून पास कराये। fag विश्वविद्यालय 
अधिनियम और बंग-भंग जैसे कुछ कार्यो तथा सावेजनिक 
भाषणोंमें भारतीय चरित्र और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी 
निंदा किये जानेकी वजहसे भारतमें उसके खिलाफ उम्र 
जन-आक्रोश भड़क उठा | वह शासनको उदार बनाने और 
भारतमें हर प्रकारके आंदोलनोंको कुचलनेमें विश्वास 
करता था । उसकी इन नीतियोंक नतीजा यह निकला कि 
भारतीय राष्ट्रवादकी भावनाने और जोर पकड़ लिया 
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी लोकप्रियता पहलेसे 
कहीं ज्यादा बढ़ गयी । 

१६०५ fo में भारतसे अवकाश ग्रहण करनेके बाद 
कर्जन बीस वर्षों तक जियां, इस अवधिमें उसने ब्रिटेनके 
कई मंत्रिमंडलोंमें उच्च पदोंपर काम किया, लेकिन 
इंग्लैण्डके प्रधानमंत्रीका पद पानेकी अभिलाषा पूरी न 
हो सकी और १६२५ ई० में उसकी: मृत्य हो गयी | (लार्ड 
रोनाल्‍डशे कृत लाइफ आफ AS कर्जन) 

किस, लायोनेल-प्रख्यात पत्रकार | वह “TVS Fae 
पत्नका संस्थापक और कई वर्षों तक उसका संपादक रहा | 
ae ब्रिटिश साम्राज्यकी एकता बनाये रखनेका बहुत 

बड़ा समर्थक AT | TAH सुझावपर १६१६ Fo के गवर्न- 
मेण्ट आफ इंडिया ऐक्टमें पहली बार ‘a शासन' का सिद्धांत 
शामिल किया गया, जिसक। प्रयोजन यह था कि ब्रिटिश 
भारतके प्रांतोंमें आ्रांशिक रूपसे प्रशासनका दायित्व जन- 
प्रतिनिधियोंपर छोड़ा जाय । यही सिद्धान्त १६३५ ई०के 
गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्टके data Fat भी लागू 
करनेकी व्यवस्था की गयी, किन्तु ag कार्यान्वित न हो 
सकी | 

कर्णदेब-गुजरातका TAT | १२६७ ई० में सुल्तान अला- 
उद्दीन खिलजीके सिपहसालारोंने उसके राज्यपर हमला 
किया । युद्धमें वह पराजित हुआ और उसकी रानी 
कमलादेवीको बंदी बनाकर सुल्तानके हरममें भेज दिया 
गया। कर्णदेव भागकर देवगिरिके राजा रामचंद्रदेव 
(दे०) की शरणमें चला गया। परन्तु, सुल्तान अला- 
उद्दीनकी फौजने उसे चैनसे न बैठने दिया भौर उसका पीछा 
करती हुई दक्खिनमें नन्‍्दरबार पहुँची, जहाँ उसने एक 


छोटा-सा राज्य स्थापित कर लिया था । प्रबल प्रतिरोधके 
बाद उसका राज्य छीन लिया गया । 

कर्णसुबर्ण-शशांक (दे०) के राज्यकालमें गौड़ (बंगाल) की 
राजधानी । शशांक तथा उसके समसामयिक महाराजा- 
facet ह॒ष॑वर्धनकी मृत्यके बाद, कामरूप (असम) के राजा 
भास्करवर्मा (दे०) ने कर्णसुवर्णो जीत लिया और कुछ 
समय तक अपने अ्रधिकारमें रखा। उसने निधानपुरका 
दानपत्न कर्णसुवर्णमें अपने विजयशिविरमें लिखवाया था । 
कर्णसुकर्गुकी पहचान तर्कसंगत रीतिसे बंगालमें भागीरथीके 
तटपर स्थित मुशिदाबादसे की जाती है । 

कर्णावती-मेवाड़की एक वीर रानी। गुजरातके शासक 
बहादुर शाहने जब १५३५ ई० में चित्तौड़पर चढ़ाई की 
तो रानीने दु्गंकी रक्षाकी व्यवस्था की। जब हुमायूं 
बहादुरशाहके खिलाफ फौजें लेकर दिल्लीसे चला तो 
रानी कर्णावतीने मुगल बादशाहसे बहादुरशाहके खिलाफ 
संधिका प्रस्ताव किया, .क्योंकि वह दोनोंका समान शत्रु था। 
परन्तु हुमायूंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। रानी कर्णावती 
बहादुरशाहकी फौजोंसे चित्तौड़की रक्षा करनेमें विफल 
रही, परन्तु मुसलमानोंकी इस विजयसे हुमायूंको भी 
कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि बहादुरशाहने उसे भी गुजरात- 
से वापस लौटनेके लिए विवश कर दिया । 

कतृपुर-समुद्रगुप्त (लगभग ३३०-३८० Fo) के इलाहाबाद 
स्तम्भ-लेखके MTT एक प्रत्यन्त (सीमांत) राज्य, 
जिसका राजा दूसरे प्रत्यंत राजाओंकी भांति समुद्रगुप्तका 
करद था। यह राज्य सम्भवत: आधुनिक कुमायूं तथा 
गढ़वाल जिलोंमें विस्तृत था । 

wate, कर्नल-कम्पनीकी सेन|का एक जनरल, १७६५० में 
जब पदोन्नति कर इसे बंगालकी कौंसिलमें भेजा गया, 
तब यह बिहारमें तैनात था । बंगालमें कम्पनीके प्रशासनमें 
इसने १७६५ से १७६७ Fo तक FARAH सहायता की। 
बादमें प्रथम मराठा-युद्धके दौरान मराठोंके विरुद्ध अंग्रेज 
सेनाके साथ भेजा गया और १३ जनवरी १७७६ ई०को 
बड़ागाँवके समझौतेपर हस्ताक्षर कर अपने माथे कलंकका 
टीका लगाया | इसे समझौतेके aia उसने यह वचन 
दिया कि कुछ श्रंग्रेज अधिकारी बन्धकके रूपमें मराठोंको 
उस समय तकके लिए सौंप दिये जायेंगे, जब तक कम्पनीने 
१७७३ ई० से मराठाके जितने इलाकोंपर कब्जा किया 
वे सब उन्हें वापस नहीं कर दिये जाते । वारेन हेस्टिग्सने 
इस समझौतेको 'नहीं माना और डाइरेक्टरोंके आदेशपर 
कर्नाकको बर्खास्त कर दिया गमा । 

कर्नाटफकी लड़ाइयां--अठारहवीं शताब्दीके Seren 


co 


कर्नाठककी लड़ाइयाँ 





अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियोंक बीच हुईं। ये लड़ाइयां अंग्रेजों 
और फ्रांसीसियोंकी प्रतिद्वन्द्रितके परिणामस्वरूप हुई और 
उनकी यूरोपकी प्रतिस्पद्धसि सम्बन्धित थीं। ये लड़ाइयां 
अठारहवीं शताब्दीकें आंग्ल-फ्रांसीसी युद्धोंक। ही एक भाग 
थीं। इनको 'कर्नाटककी लड़ाइयां' इसलिए कहते हैं कि ये 
भारतके water seat लड़ी गयीं । 
कर्वाटककी पहली लड़ाई आस्ट्रियाई उत्तराधिकारके 
युद्ध (१७४०-४८ fo) से उत्पन्न आंग्ल-फ्रांसीसी शत्रुताके 
फलस्वरूप हुई। यह भारतमें १७४६ Fo में उस समय 
शुरू हुई, जब फ्रांसीसियोंने मद्रासपर कब्जा कर लिया। 
अंग्रेजोंने कर्नाटकके नवाब अनवरुद्वीनकों फ्रांसीसियोंको 
मद्राससे खदेड़ देनेके लिए एक बड़ी सेना भेजनेको 
प्रेरित किया । लेकिन Ae थोमकी लड़ाईमें नवाबकी 
सेना फ्रांसीसियोंसे पराजित हो गयी । फ्रांसीसियोंने 
पांडिचेरीपर अंग्रेजोंका हमला विफल कर दिया । ड्प्लेके 
नेतृत्वमें उनका मद्रासपर भी कब्जा बना रहा | 
विजित इलाकोंकी- पारस्परिक वापसीके आधारपर एक्स- 
ला-चैपेलकी संधि (१७४८ fo) हो जानेके बाद यह युद्ध 
समाप्त हो गया ।*संधिके अन्तर्गत मद्रास अंग्रेजोंको मिल 
गया और क्षेत्रीय दृष्टिसे अंग्रेजों और फ्रांसी सियोंकी स्थितिमें 
कोई अन्तर नहीं आया । लेकिन कर्नाटककी पहली लड़ाईसे 
यह महत्त्वपूर्ण सबक मिल। कि यूरोपीय तरीकेसे प्रशिक्षित 
एवं हथियारोंसे सज्जित भारतीय सैनिकोंकी सहायतासे 
यूरोपीयोंकी एक छोटी सेना बहुत बड़ी भारतीय सेनाको 
सरलतासे हरा सकती है। 
इस अनुभवके अनुसार डूप्लेने राजनीतिक लाभ उठानेके 
लिए हैदराबादके मामलेमें हस्तक्षेप किया। हैदराबादके 
निजाम ग्रासफजाहकी मृत्यु १७४८ ई०में हो गयी और कर्ता- 
टकके नवाब अनवरुद्दीनका भी १७४६ ई०में निधन हो TAT | 
दोनों स्थानोंपर उत्तराधिकारका प्रश्न विवादास्पद था। 
डूप्लेने कर्नाटककी गद्दीके लिए नवाबके जारज पुत्र मुहम्मद 
wee विरुद्ध चन्दासाहबकी सहायता करनेका वचन दे 
दिया। इसी प्रकार हैदराबादकी गद्दीके लिए निजामके 
दूसरे पुत्र नासिरजंगके विरुद्ध उसने निजामके cet 
मुजफ्फरजंगकी सहायता करनेका आश्वासन दिया | 
ऐसी स्थितिमें प्रंग्रेजोंने सहज हीं हैदराबादकी गद्दीके लिए 
नासिरजंग और कर्ताटकमें मुहम्मद अलीका समर्थन आरम्भ 
कर दिया। इस प्रकार ऑग्ल-फ्रांसीसीं युद्धका दूसरा 
अरण भारम्भ हुआ, जो कर्नाटककी दूसरी लड़ाई (१७५१- 
५४ ६०)के eras प्रसिद हैं । 
arent sto st फ्रांसीसियोंके बीच यह लड़ाई 


अनधिकृत थी, क्योंकि यूरोपमें दोनोंके बीच शान्ति थी । 
पहले डूप्लेके निर्देशनमें फ्रांसीसियोंको सभी जगह सफलता 
मिली । उतके आश्रित चन्दासाहबकों कर्ताटककी गद्दी 
मिल गयी और उसके प्रतिद्वल्द्दी मुहम्मद श्रलीको अंग्रेज 
सैनिकोंके संरक्षणमें त्रिचनापललीके किलेमें शरण लेनी 
पड़ी | हैदराबादमें मुजफ्फरजंग निजामके पदपर सत्तारूढ़ 
हो गया और उसने फ्रांसीसियोंकों कृष्णासे कन्या कुमारी 
तकके क्षेत्रमें दक्षिण भारतकी सार्वेभौम शक्तिके रूपमें 
मान्यता प्रदान कर दी । 

१७५१ ई० में मुजफ्फरजंग मारो गया, लेकिन 
फ्रांसीसी अपने दूसरे afar सलावतजंगकों निजामकी 
गद्दीपर बैठानेमें सफल हो गये । सल!|बतजंगने फ्रांसीसियों- 
के वे सभी अधिकार कायम रखे जो उन्हें मुजफ्फरजंगने 
प्रदान किये थे । उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब 
कुछ ही समय बाद त्िचनापल्‍लीपर कब्जा होते ही फ्रांसी- 
सियोंकी पूर्ण विजय हो जायगी । फ्रांसीसियोंकी सहायता- 
से चन्दासाहबने त्रिचनापल्‍लीको, जहाँ मुहम्मद अली 
आश्रय लिये था, घेर रखा था। त्रिचनापल्‍लीके पतनके 
साथ ही कर्नाटक तथा दक्षिण भारतमें अंग्रेजोंकी शक्तिका 
नष्ट होना प्रायः निश्चित था। इस गम्भीर परिस्थितिमें 
एक युवक कप्तान Uae क्‍्लाइवके सुझावपर अंग्रेजोंने 
चन्दास।हबकी राजधानी अंकोटपर आक्रमण करनेका 
निश्चय किया | यह योजना बहुत ही सफल सिद्ध हुई। 
क्लाइव तथा उसकी Roo अंग्रेज और ३०० भारतीय 
सिपाहियोंकी छोटी-सी सेनाने सरलताके साथ झर्काट- 
के किलेपर कब्जा कर लिया । तत्काल चन्दा साहबने। 
त्रिचनापललीके सामनेसे बड़ी सेना हटाकर अ्रर्काठपर पुनः 
कब्जा करनेके उद्देश्यसे घेरा डाल दिया । किन्तु क्लाइव- 
की मुट्ठीभर सेना ५३ दिनों तक किलेके प्रंदर डटी रही 
और, sat चन्दा साहबकी सेनाने जब किलेपर धावा 
बोलकर उसे छीननेकी कोशिश की तो उसे पीछे ढकेल 
दिया । Sear साहबकी Barat वाध्य होकर श्रर्काटके 
सामनेसे हटना पड़ा । क्लाइवकी विजयी सेना तब किलेके 
बाहर निकल आयी । उसकी सहायताके लिए अंग्रेजों तथा 
सहयोगी भारतीय राजाझ्रोंकी नयी फौजें भी पहुँच गयी 
थीं। इन फौजोंकी मददसे क्लाइवने कावेरीपाक तथा 
अन्य कई स्थानोंपर चन्दा साहबकी सेवाकों हराया। 
चन्दा साहबकों विवश होकर आत्मसमर्पंण कर देता पड़ा 
आर उसे मार डाला गया । 

फ्रांसीसियोंने झब कर्ताटकपर अपना समस्त अधिकार 
त्याग दिया, fra निजामपर उनका प्रभाव पूर्वबत्‌ बना 





gl 
कर्प्रमंजरी-कलकत्ता 


रहा । निजामके दरवारमें इस समय बुसी डृप्लेका प्रति- 
निधि था। इसी बीच staat सरकारने १७५४ ई० में 
ड्प्लेको स्वदेश. वापस बुला लिया, क्योंकि कर्नाटककी 
लड़ाइयोंमें डूप्लेकी हारसे वह हतोत्साहित हो गयी थी 
और इस अनधिक्ृत युद्धकों समाप्त कर फिरसे शांति 
स्थापित कर देना चाहती थी। इस प्रकार कर्नाटककी 
दूसरी लड़ाईका sia हो गया। इसके परिणामस्वरूप 
निजामके दरबारमें फ्रांसीसी और कर्नाटकरमें अंग्रेज प्रभुत्व- 
शाली हो गये । 

कर्नाटककी तीसरी लड़ाई ठीक दो साल बाद १७५६ 
ई० में शुरू हुईं। इस समय यूरोपमें सप्तवर्षीय युद्ध आरम्भ 
हो गया था और इंग्लैण्ड तथा फ्रांसमें फिर oF गयी थी । 
wae: भारतमें भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियोंमें लड़ाई शुरू 
हो गयी। इस बार लड़ाई कर्ताटककी सीमा लांघ कर 
बंगाल तक फैल गयी । अंग्रेजोंने १७५७ ई० में फ्रांसीसियों- 
से चन्द्रगर छीन लिया। किन्तु, सर्वाधिक निर्णायक 
लड़ाइयाँ wats ही हुईं। फ्रांसने काउंट लालीको 
पांडिचेरीका गवर्नर बनाकर भेजा। उसने शुरूआत 
अच्छी की और aa ही HS सेंट डेविडपर तथा भअंग्रेजोंकी 
पास-पड़ोसकी सभी छोटी-छोटी बस्तियोंपर कब्जा कर 
लिया, परन्तु मद्रासको उनसे नहीं छीन सका । उसने एक 
भारी गलती यह की कि बुसीको निजामके दरबारसे वापस 
बुला लिया। इससे निजामपर फ्रांसीसियोंका प्रभाव 
समाप्त हो गया । बंगालसे एक अंग्रेज सेना कल फोर्डके 
नेतृत्वमें भेजी गयी । उसने आकर १७५८ ई० में उत्तरी 
सरकार फ्रांसीसियोंसे छीन लिया। युद्ध इसके बाद भी 
चलता TI १७६० ई० में सर आयर Heh नेतृत्वमें 
अंग्रेजी सेनाने बिन्दवासकी लड़ाईमें फ्रांसीसी सेनाको 
पराजित कर दिया। लालीको पीछे हटकर पांडिचेरी 
भागना पड़ा.। अंग्रेजी सेनाने उसे भी घेर लिया और १७६१ 
ई० में लालीको आत्मसमर्पण कर देना पड़ा । 

यह युद्ध १७६३ ई० में पेरिसकी संधिसे समाप्त 
हो wart फ्रांसीसियोंकों पांडिचेरी और अन्य बस्तियाँ 
इस शर्तपर वापस कर दी गयीं कि उनकी न तो किलेबंदी 
की जायगी और न वहाँ फौज रखी जायगी। उनका 
उपयोग सिर्फ तिजारतके लिए किया जायगा । इस प्रकार 
कर्नाटककी तीसरी लड़ाईके परिणामस्वरूप भारतमें 
अंग्रेजोंके प्रतिद्वंद्वी फ्रांसीसियोंका पूर्ण पराभव 'हो गया 
और भारतमें अंग्रेजी राज्यकी स्थापनाका पथ प्रशस्त 
हो गया। 

कर्पूरमंजरी-दक्षिणके एक कवि राजशेखर द्वारा wed 


5१ 


भाषामें लिखा गया एक नाटक । राजशेखर गु्जर-प्रतिहार 
राजा महेन्रपाल (Fo) (८६०-६१० Fo) का गुरु था। 

awa (neta, dict केशव क्वे )-एक प्रसिद्ध समाजसेवी 
प्राध्यापक, जिन्होंने पून्रामें महिला विश्वविद्यालयकी 
स्थापना की। यह अपने ढंगकी अ्रनोखी संस्था है जो 
आधुनिक कालमें भारतमें नारी-शिक्षाकी प्रगतिको सूचित 
करती है। 

कलकत्ता-स्थापना, ईस्ट इण्डिया कम्पनीके प्रतिनिधि जाब 
चारनाक द्वारा १६६० ई० में । उसने हुगली तटपर स्थित 
आधुनिक हुगली नगरसे १५ मील दक्षिण सूतानटीमें एक 
फैक्टरी कायम की । सूतानटीके चारों तरफ दलदल था 
और पहले यह सुविधाजनक स्थान नहीं लगता था । किन्तु 
यहाँतक जहाज झा-जा सकते थे और अ्रंग्रेजोंकी समुद्री 
शक्तिके लिए यह स्थान चिनसुरा, जहाँ डच बस गये थे 
और चन्दरनगर जहाँ फ्रांसीसियोंने अपनेको पहलेसे जमा 
रखा था, दोनोंसे श्रधिक उपयुक्त था| डच और फ्रांसीसी 
दोनोंके जहाज बिना सूतानटीसे गुजरे अपनी फैक्टरियों 
तक नहीं पहुँच सकते थे। १६६६ ई० में शोभासिहके 
विद्रोहके परिणामस्वरूप अंग्रेजोंको सूतानटी स्थित अपनी 
फैक्टरीकी किलेबन्दी करनेका बहाना मिल गया । दो वर्ष 
बाद १६६८ ई० में अंग्रेजोंने तीन संलग्न गाँव सृतानटी, 
कालीकाता और गोविन्दपुरके जमींदारी-अधिकार मात्र 
१२०० रुपये भूतपूर्व मालिकोंको देकर श्राप्त कर लिये 
और तीनों गाँवोंकों मिलाकर एक नयी बस्ती बस गयी, 
जो बादमें कलकत्ता' के ama प्रसिद्ध हुई। यह नाम 
बंगाली 'कालीकाता' का ही अंग्रेजी रूपांतर था । १७०० 
ई० में यह 'फोर्ट विलियम' नामसे बंगाल प्रेसीडेन्सीका सदर 
मुकाम हो गया 1 सर चार्ल्स आयर इस प्रेसीडेंसीका प्रथम 
अध्यक्ष हुआ । १७१६ ई० में फोर्ट विलियमका निर्माण- 
art पूरा हो गया । बादशाह फरुंबसियरके दरबारमें 
कम्पनीके वकील सरमैनके प्रयत्नसे कम्पनीको १७१७० में 
बंगालमें बिना चुंगी दिये व्यापार करनेका अधिकार मिल 
गया । इसके बदलेमें कम्पतीको केवल तीन हजार रुपये 
वार्षिक मुगल सम्राट्को देना पड़ा । इससे बंगालमें कम्पनी- 
का व्यापार खूब फला-फूला और कलकत्ताकी सम्पन्नता 
बढ़ती गयी । इसकी जनसंख्या १७३५ fo में एक लाख 
तक हो गयी । १७२७ ई० तक यहाँ जहाजोंसे दस हजार 
टन माल प्रतिवर्ष आने लगा। १७४२ ई० में मराठोंके 
आक्रमणके भयसे TT चारों ओर एक खाई खोदनेकी 
शुरुआत हुई । इसी स्थानपर आ्राजकल सकुंलर रोड बनी 
हुई है । AIA १७५६ ई० में नवाब अलीवर्दीके देहावसानपर 


sR 


8 


कलकत्ता 





saat Ta सिराजुद्दोला बंगालका नवाब बना। आग्ल- 
फ्रांसीसी युद्धकी आशंकासे अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनोंने 
अपनी-अपनी बस्तियोंकी किलेबन्दी शुरू कर दी । सिराजने 
इसे पसन्द नहीं किया और समस्त निर्माण-कार्य बन्द कर 
देनेका आदेश दिया । फ्रांसीसियोंने निर्माणकार्य रुकवा 
दिया, किन्तु अंग्रेजोंने न केवल टालमटोल की, वरन्‌ 
कलकत्तामें एक राजनीतिक भगोड़ेको शरण भी दे दी । 
इससे सिराज आगबबूला हो गया और उसने कलकत्तापर 
आक्रमण कर १६ जून १७५६ Lo को उसपर घेरा डाल 
दिया। केवल चार दिनोंकी घेरेबन्दीके बाद अंग्रेजोंने 
नवाबके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। नवाब अपनी 
जीतके बाद अंग्रेजोंकी नगरपर पुनः कब्जा करनेसे रोकनेकी 
कोई व्यवस्था किये बिना ही शीघ्र वापस लौट गया। 
नवाबकी इस लापरवाहीका लाभ उठाकर क्लाइव और 
वाटसनके नेतृत्वमें अंग्रेज सेनाने जनवरी १७५७ ई० में 
कलकत्तापर पुनः अधिकार कर लिया। नवाबने भी 
फरवरी १७५७ ई० की एक संधिके द्वारा कम्पनीकी सत्ताका 
बहाल किया जाना स्वीकार कर लिया। इसके बाद 
ही कलकत्तास्थित. कम्पनीके अधिकारियोंने नवाबके 
असन्तुष्ट दरबारी अमीरोंसे एक veda रचना शुरू कर 
दिया; जिसके परिणामस्वरूप २३ जून १७५७ ई० को 
पलासीकी लड़ाई हुई । इस लड़ाईमें सिराजुद्दौलाकी पराजय 
हुई और वह मारा गया। Ate जाफ़रको मुशिदाबादमें 
बंगालके नवाबकी गद्दीपर बैठाया गया । इन सब TATRA 
से बंगालमें कम्पनीका प्रभाव बढ़ गया। बंगालका 
प्रशासन अब व्यावहारिक रूपमें अंग्रेजोंके हाथमें श्र गया, 
अतः नवाबी राजधानी मु्शिदाबादकी भ्रपेक्षा अब कलकत्ता 
बंगालके प्रशासनका केन्द्रस्थल बन गया । बादमें होनेवाले 
राजनीतिक परिवर्तनोंसे कलकत्ताका महत्त्व और बढ़ गया । 
१७७२ ई० में बोर्ड are रेवेन्यू (राजस्व परिषद्‌) को, 
जो तबतक मुशिदाबादमें था, कलकत्ता स्थानान्तरित कर 
दिया गया और अगले वर्ष रेग्युलेटिंग ऐक्टके अंतर्गत 
बंगालका तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिग्स भारतमें ब्रिटिश 
अधिकृत सभी क्षेत्रोंका गवर्नर-जनरल बना दिया गया। 
इस प्रकार कलकत्ता भारतके श्रंग्रेजी साम्राज्यकी राजधानी 
बन गया । यह गौरव उसे १६१२ fo तक, जब भारत 
सरकारकी राजधानी दिल्ली स्थानान्तरित की गयी, 
प्राप्त रहा । कलकत्ता अ्रब पश्चिमी बंगाल राज्यकी राज- 
art है। 

HAHA मद्रास तथा बम्बईके अन्य दो प्रेसीडेन्सी 
तगरोंके aga स्थानीय carve, शासनके विशेषाधिकार 


प्राप्त हैं ।. अ्रठारहवीं शताब्दीके अंतमें नगरकी सफाईकी 
देखरेख तथा इसकी पुलिस-व्यवस्थाका दायित्व सरकार 
द्वारा नियुक्त कुछ विशिष्ट नागरिकोंको सौंप दिया गया, 
जिन्हें जस्टिस आफ पीस'की उपाधि प्रदान की गयी। 
१०४५६ ई० में नगरकी सफ़ाई-व्यवस्थाकी देखरेख, उसमें 
सुधार तथा करोंके निर्धारण एवं संग्रहके लिए तीन कमिश्नरों- 
की नियुक्ति की गयी । लेकिन यह व्यवस्था संतोषजनक 
सिद्ध नहीं हो सकी, we: 'जस्टिस आफ पीस' उपाधिधारी 
विशिष्ट नागरिकोंके कामकी देखरेखके लिए एक अध्यक्षकी 
नियुक्ति की गयी और उसे नगरका पुलिस कमिश्नर भी 
बना दिया गया । सर स्टुअर्ट हागकी अध्यक्षतामें जलपूर्ति 
तथा जलनिकासीके लिए उचित व्यवस्था तथा सीवेजके 
निर्माणका सूत्रपात हुआ । नगर-व्यवस्थामें अन्य सुधार भी 
किये गये और कलकत्ता गगनचुम्बी अ्रद्टालिकाओंके नगरके 
रूपमें विकसित होने लगा। किन्तु “जस्टिस आफ पीस 
उपाधिधारी विशिष्ट नागरिकों ate wert बीच 
निरन्तर खटपट चलती रहती थी | अतः १८७६ ई० में 
कलकत्ता कार्पोरेशनका geist किया गया। अब 
उसका प्रशासन एक अध्यक्ष TAT ७२ सदस्य चलाते थे, 
जिसमें दो तिहाई निर्वाचित होते थे। १८८२ ई० में 
निर्वाचित सदस्योंकी संख्या बढ़ाकर पचास कर दी गयी 
और  कार्पोरेशनकी सीमा कुछ उपनगरीय क्षेत्रों तक बढ़ा 
दी गयी। किन्तु १८६६ Go में are कर्जनने एक कानून 
पास करवा कर निर्वाचित सदस्योंकी संख्या घटा कर कुलकी | 
आधी कर दी और अध्यक्षको, जो सरकार द्वारा नियुक्त 
एक ग्रधिकारी होता था, विस्तृत अधिकार प्रदान कर दिये। 
इस कानूनसे जनतामें तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ और प्रांतीय 
कौंसिलमें gears बनर्जी (दे०) के नेतृत्वमें भारतीय 
सदस्योंने उसका ata विरोध किया, किन्तु उनके विरोधके 
बावजूद कानून पास हो गया। अतः इसका कार्यान्वयन 
होनेपर कलकत्ता कार्पोरेशनके. अरट्टाईस भारतीय सदस्योंने 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके नेतृत्वमें कार्पोरेशनकी सदस्यतासे 
wera दे दिया। इसे भारतमें असहयोग आंदोलनकी 
शुरुआतका सबसे प्राचीन दृष्टांत माना जा सकता है। 
चौबीस वर्ष बाद सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने, जो तब बंगालके 
स्वायत्त-शासन मंत्री थे, एक नया कानून पास कराया, 
जिसके द्वारा कलकत्ता कार्पोरेशनके विधानमें समुचित 
परिवर्तेन कर दिया गया। सरकारी अध्यक्षके पदको 
समाप्त कर दिया गया, कार्पोरेशनके सभी सदस्य निर्वाचित 
होने लगे और कार्पोरेशनके सदस्यों अथवा कौंसिलरोंको 
अपना Fae’ निर्वाचित करनेका अधिकार मिल गया। 


2 
23 


कलकत्ता जर्नेल-कलिंग 


एक एक्जीक्यूटिव अफसर नियुक्त किया गया जो कार्पो- 
रेशनके प्रति उत्तरदायी होता था और उसकी नियुक्तिका 
अधिकार भी कार्पोरेशनको ही प्राप्त था। इस प्रकार 
कलकत्ताको wat नागरिक प्रशासन स्वयं चलानेका 
अधिकार प्राप्त हो गया । 

कलकत्ता जर्नल-पअंग्रेज पत्रकार जान सिल्क बकिधमके 
द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित । सिल्कको कार्यकारी गवर्नर- 
जनरल जान एडम्सकी सरकारने १८२३ ई० में देशसे 
निष्कासित कर दिया और कलकत्ता जर्नलका प्रकाशन बन्द 
हो गया । 

कलकत्ता मदरसा-तत्कालीन गवनेर-जनरल वारेन हेस्टिग्सके 
आदेशसे १७८१ ई०में कायम किया गया और तबसे भारतमें 
फारसी और अरबीके अध्ययनका यह एक प्रमुख प्राच्य- 
विद्या-केन्र है। 

कलकत्ता मेडिकल कालेज-मार्च, १८३५ ई० में तत्कालीन 
गवर्नेर-जन्तरल ars विलियम बेन्टिक द्वारा स्थापित i 
इसके अन्तर्गत भारतमें पश्चिमी चिंकित्सा-विज्ञानके 
अध्ययन और व्यवसायकी शुरुआत हुई। इसने अनेक 
प्रमुख भारतीय चिकित्सक और शल्यक पैदा किये, जिनमें 
विधानचन्द्र राय (जो बंगालके मुख्य-मंत्री भी रहे) 
और उपेन्द्रनाथ ब्रह्मचारी भी थे, जिन्होंने कालाजारकी 
दवाका आविष्कार किया । 

कलकत्ता विश्वविद्यालय-स्थापना as कैनिंगके प्रशासन- 
काल १८५७ fo में। इसका आरम्भ कालेजोंको 
सम्बद्ध करनेवाली एवं परीक्षा लेनेवाली deh रूपमें 
हुआ । इसका वाइस-चांसलर मनोनीत हुआ करता था, 
जो अवैतनिक रूपसे एक सिंडिकेट तथा सिनेटकी मंत्नणा 
तथा सहमति लेकर कार्य करता था । प्रारम्भके सभी वाइस- 
चांसलर यूरोपियन होते थे। कुलगुरु पदपर नियुक्त होनेवाले 
प्रथम भारतीय थे सर गुरुदास बनर्जी । १६०४ ई० में 
लार्ड कर्जनने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास 
कराया | इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयोंपर सरकारी 
नियंत्रण कड़ा करना तथा विशेषकर कलकत्ता विश्वविद्यालय- 
के क्षेत्रीय श्रधिकारकों सीमित करता था। उस समय 
कलकत्ता विश्वविद्यालयका श्रधिकार-क्षेत्र सुदूर बर्मा और 
श्रीलंका तक प्रसारित था । इस कानूनके द्वारा सिनेटरोंकी 
संख्या सीमित कर दी गयी, उनमेंसे अधिकांश सरकार 
द्वारा मनोनीत होने लगे, नये कालेजोंको सम्बद्ध करनेके 
नियम कड़े कर दिये गये, विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्ध 
कालेजोंका नियमित निरीक्षण निर्धारित किया गया और 
विश्वविद्यालयोंको प्रोफेसरों तथा लेक्चररोंकी नियुक्तियाँ 


5 





कर अध्यापनकी व्यवस्था करनेका अधिकार दिया गया। 
इसके साथ ही विश्वविद्यालयोंकों प्रयोगशालाओं तथा 
संग्रहालयोंकी स्थापना करनेके अधिकार दे दिये गये। 
१६०४ fo के इस अधिनियमका, जिसका उद्देश्य बंगाल- 
में शिक्षाके प्रसारकों नियंत्रित रखना था, सदुपयोग 
सर आशुतोष मुखर्जीने अपने कुलगुरु-कालमें किया। 
उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालयमें श्रध्यापनका कार्य आरम्भ 
किया, जिससे न केवल बंगाल वरन्‌ शेष भारत भी लाभान्वित 
हुआ | कलकत्ता विश्वविद्यालयका क्षेत्रीय अ्रधिकार पहले- 
की अपेक्षा wa बहुत कम है, किन्तु यह आज भी भारतका 
प्रमुख विश्वविद्यालय है। ज्ञानके प्रसारमें, जो इसका 
सदैव लक्ष्य रहा है, इसका योगदान अन्य भारतीय विश्व- 
विद्यालयोंकी तुलनामें wa भी सर्वाधिक है। कलकत्ता 
विश्वविद्यालयके विधानमें हालमें परिवर्तत किया war है 
और अ्रब कुलगुरु तथा कोषाध्यक्ष पूर्णकालिक एवं वेतनभोगी 
africa कार्याधिकारी होते हैं 1 

कलचूरि बंश-मालवा और उत्तरी महाराष्ट्रके शासक । 
उनको हैहयवंशी भी कहा जाता था । उनका राज्य Aha’ 
कहलाता था, जो आधुनिक मध्य प्रदेशके भ्रधिकांश भागमें 
स्थित था। कलचूरि वंशका सबसे प्रसिद्ध राजा गांगेय- 
देव कलचूरि (लगभग १०१५-४० ई०) तथा उसका पुत्र 
wd उत्तराधिकारी कर्णदेव (लगभग १०४०-७० Fo) 
था । कर्णदेवने लगभग १०६० ई०में मालवाके राजा भोज- 
को परास्त कर दिया, परंतु बादमें कीतिवर्मा चंदेल (Zo) 
ने; जो १०४६ से ११०० ई० तक राज्य करता था, उसे 
हरा दिया । इस पराजयसे कलचुरियोंकी शक्ति क्षीण हो 
गयी और ११८१ fo तक अज्ञात कारणोंसे इस वंशका 
पतन हो गया । कलचूरि शासक त्रैकूटक संवत्‌ (दे०) का 
व्यवहार करते थे, जो २४८५-४६ ई० में प्रचलित हुआ | 

कलात-बलूचिस्तानका एक राज्य, जो अ्रब पाकिस्तानमें 
है। कलातके खानने भारतीय ब्रिटिश सरकारसे एक 
संधि करके अंग्रेजोंको et (दे०) सौंप दिया, जो बोलन 
दर्रेकी रक्षाका उपयुक्त स्थल है। १८६२ ई० में उसने अपने 
वजीरको उसके पिता तथा पुत्र सहित मार डाला। इस 
अपराधके लिए ब्रिटिश सरकारने उसे गद्दी छोड़ देनेके 
लिए विवश किया और उसके लड़केको 'खान' बना दिया । 
कलात पाकिस्तानकी स्थापना तक ब्रिटिश भारतका 
एक संरक्षित अधीनस्थ राज्य बना रहा | अब वह्‌ पाकि- 
स्तानका अधीनस्थ राज्य है। 

कलिग-यूर्वी समुद्रतटपर महानदी ate गोदावरी नदियोंका 
सश््यवर्ती da. इसके अंतर्गत आधुनिक उड़ीसाका राज्य 


a 


आ जाता था। इसे अशोक मौर्य (Zo) ने अपने राज्या- 
भिषेकके आठवें वर्ष (लगभग २७३-२३२ ई० Jo) में 
जीत लिया। कलिंगके लोगोंने अशोककी सेनाका इतना 
डटकर प्रतिरोध किया कि इस युद्धमें कलिगके एक लाख 
आदमी मारे गये, डेढ़ लाख कैद कर लिये गये तथा इनसे 
कई गुने afar arent बादमें मर गये | युद्धमें जो वध और 
विनाश हुश्ना तथा लोगोंको जो विपत्ति उठानी पड़ी, उससे 
अशोकको भारी दुःख और खेद हुआ | उसे सबसे”अधिक 
पश्चाताप इस बातसे हुआ कि यह सब उसकी शस्त्रों द्वारा 
साम्राज्य-विस्तारकी लिप्साके कारण हुआ | इस युद्धके 
बाद उसकी मानसिक वृत्ति बदल गयी । उसने Tea दारा 
विजय करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया | 
(देखिये, उड़ीसा) 

कलीमुल्ला-बहमनी वंशका अंतिम नाममात्रका सुल्तान, 
जो वास्तविक शासक कासिम बरीदके हाथों मारे जानेसे 
बचनेके लिए १५२६ ई० में बीजापुर भाग गया। बादमें 
वह अरहमदनगर चला गया, जहाँ उसकी मृत्यु EI 

कलुष-मराठा छत्रपति शिवाजीके पुत्र तथा उत्तराधिकारी 
सम्भाजी (१६८०-८६ ई०) का ब्राह्मण मंत्री । मुगलोंने 
सम्भाजीके साथ कलुषको भी बंदी बना लिया और उसे 
ऋरतापूर्वक मार डाला । 

कलेक्टर (जिला अधिकारी)-भारतमें ब्रिटिश शासनकी 
स्थापनाके बादसे जिलेमें राजस्व-वसूलीका प्रभारी 
अधिकारी । इस पदकी स्थापना सर्वप्रथम १७७२ oH 
हुई जब बंगाल, बिहार और उड़ीसाका राजस्व-प्रशासन 
सपरिषद-गवनेरने भारतीय नायब दीवानोंसे अपने हाथमें 
लेकर कलेक्टरोंके age He दिया। कलेक्टरोंके पदोंपर 
अंग्रेजोंकी नियुक्ति की गयी और प्रत्येक जिला एक कलेक्टर- 
के अधीन कर दिया गया । १७७३ ई० में कलेक्टरका पद 
समाप्त कर दिया गया, लेकिन १७८१ ई० में वह पुनः 
स्थापित कर दिया गया। १७८६ ई० में उन्हें राजस्व 
परिषद्‌ (दे०) की सलाह और भ्रनुमतिसे राजस्व निर्धारित 
करने और वसूलनेका दायित्व सौंपा गया। कलेक्टरको 
जिलेमें दीवानी मुकदमोंका फैसला करनेका अ्रधिकार 
पहलेसे ही था, wa उसे मजिस्ट्रेटके अधिकार भी दे दिये 
गये, जिससे वह फौजदारीके मुकदमे भी सुन सकता था । 
इस ware कलेक्टर जिलोंमें ब्रिटिश शासनका एकमात्र 
प्रतिनिधि बन गया । उसके ऊपर बहुत-सी जिम्मेदारियाँ 
डाल दी गयीं । किन्तु १७६३ ई० की कार्नवालिस संहिता” 
(दे०) में कलेक्टरसे न्‍्यप्यिक और मजिस्ट्रेटी सभी प्रकारके 
भ्रधिकार छीन कर जिला जजको दे दिये गये | कुछ समय 


पड 





कलीमुल्ला-कश्मीर 


वाद मजिस्ट्रेटके अ्रधिकार जिला मजिस्ट्रेठमें निहित कर 
दिये गये और जिला मजिस्ट्रेटका कार्यालय भी जिला 
कलेक्टरके कार्यालयसे श्रलग कर दिया गया। बादकों 
कलेक्टरके ऊपर फिरसे मजिस्ट्रेटकी जिम्मेदारियाँ डाल 
दी गयीं और जिला प्रशासन पूरी तरह जिला मजिस्ट्रेट 
और कलेक्टरके हाथमें श्रा गया। १८५३० में भारतीयोंको 
जब प्रतियोगात्मक परीक्षाके जरिये इंडियन सिविल 
सर्विस! में प्रवेशकी अनुमति मिल गयी, तबसे इस पदपर 
भारतीयोंकी नियुक्ति भी होने लगी। ब्रिटिश शोसनके 
दौरान जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर प्रशासन तंत्रकी एक 
बहुत महत्त्वपूर्ण कड़ी था। स्वाधीन भोरतकी गणतंत्रीय 
व्यवस्थामें भी वह शासनप्रणालीका बहुत महत्त्वपूर्ण अंग बना 
Zatz (Ho एस० एस० sitter कृत इंडियन सिबिल 
सर्विस', site एन० जोशी कृत इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन') 

कल्याणी-अ्रब॒ श्रांध्र प्रदेश में विद्यमान | मध्यकालकी दो 
शताब्दियों (६७३-११६० fo) तक यह नगर चालुक्य 
(दे०) राजाग्नोंकी राजधानी रहा । 

कल्हण-संस्कृतके 'राजतरंगिणी” (Fo) तामक ग्रंथका रच- 
बिता, जिसमें कश्मीरके राजाओोंका वृत्तांत दिया गया हैं । 
वह बारहवीं शताब्दी ई० में हुआ | 

कश्मोर-भारतका धुर उत्तरवर्ती सीमाप्रांत | इसके पश्चिम- 
में पाकिस्तानी सीमाप्रदेश, उत्तर-पश्चिममें अ्रफगानिस्तान, 
उत्तर-पूर्वमें चीनका सिनकियांग प्रांत तथा पूर्वमें तिब्बत है । 
कश्मीर अ्रपनी प्राकृतिक सुषमा तथा स्वास्थ्यप्रद जलवायु- 
के लिए विख्यात है, सामरिक दृष्टिसि भी इसकी स्थिति 
महत्त्वपूर्ण है। यह उत्तर-पश्चिमसे भारतमें आनेवाले 
मार्गकी रक्षा करता है। इसकी सीमाएँ अफगानिस्तान, 
तुकिस्तान तथा चीनकी सीमाओंसे मिली हुई हैं। इसका 
१००६ ई० तकका इतिहास कल्हणकी राजतरंगिणीमें, 
१००६ ई० से १४२० Fo तकका जोनराजकी रचनामें, 
१४२० Fo से १४८५६ Fo तकका श्रीवरकी रचनामें तथा 
१४८६ fo से १५८६ fo तकका प्राज्ञ भट्टकी राजावलि- 
पताकामें मिलता है। ये सभी ग्रंथ संस्क्ृतमें हैं। 
परम्परासे यह विश्वास प्रचलित है कि कश्मीर मूल 
रूपमें एक सरोवर ( झील ) थां तथा कश्यप मुनिके 
उद्योग्से इस झीलके पानीके लिए निर्गम मार्ग बनाया 
गया और उन्होंने ही इस भूमिपर ब्राह्मणोंको बसाया। 
महाभारतमें 'कस्मीरज' के लोगोंको क्षत्रिय बताया गया 
है, भ्रशोकके द्वारा भेजे गये भिक्षुओंने इस देशमें बौद्ध धर्मका 
प्रचार किया और ag द्वितीय शताब्दी So में कुषाण राज्य- 
काल तक फलता-फूलता WI परन्तु, हिन्दू धर्म इस 


ae 


काँगड़ा-कांची 


sh 





क्षेत्रका प्रधान धर्म बराबर बना रहा और सातवीं शताब्दी 
ई० में दुर्लभवर्धनने ककोटक राजवंश (दे०)की स्थापना 
की । ८५५ ई० में कर्कोटक amet उत्पल वंशने उखाड़ 
फेंका । बादमें तंत्री सैनिक नेताओं, यशस्कर तथा पर्व- 
गुप्तके वंशजोंने ऋमिक रीतिसे शासन किया । क्षेमगुप्तकी 
विधवा रानी दिद्वाने १००३ ई० तक शासन किया । इसके 
बाद कश्मीर लोहरवंशी waa शासनमें आ गया। 

कश्मीर सुल्तान महमूदके TAT बचा रहा, TST 
१३४६ ई० में उसके अ्रंतिम हिन्दू राजा उद्यानदेवकी 
हत्या उसके मुसलमान मंत्री अमीर शाहने कर दी और वह 
शमशुद्वीनके नामसे गद्दीपर बैठा । उसके वंशने १५८६ ई० 
तक कश्मीरपर शासन किया | इसके बाद वह बादशाह 
अकबरके अधीन हो गया और मुगल साम्राज्यका एक 
भाग बन गया । १७५७ ई० में अहमदशाह दुर्रानीने उसपर 
कब्जा कर लिया और वह १८१६ ई० तक अफगानिस्तानके 
राज्यका एक भाग रहा। १८१६ ई० में रणजीतसिहने 
उसे पुनः जीत लिया और अपने राज्यमें सम्मिलित कर 
लिया । प्रथम सिखयुद्ध ( १८४६ fo ) में सिखोंकी 
हार होनेपर कश्मीर जम्मूके राजा गुलाबर्सिहके हाथ एक 
करोड़ रुपयेमें बेच दिया गया । पराजित सिख राज्यने 
विजयी अंग्रेजोंको डेढ़ करोड़ रुपया हर्जाना देना मंजूर 
किया था । कश्मीरको बेचकर इसी रकमकी अ्रदायगी की 
गयी। गुलाबसिहने ब्रिटिश भारतीय सरकारसे एक 
अलग संधि कर ली, जिसके sata उसे कश्मीर तथा जम्मू- 
का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया गया । गुलाबरसिहने 
लद्गाख भी जीता था । १८५७० में उसकी मृत्यु हुई I 
उसके उत्तराधिकारी रणवीरसिंह (१८५७-८५ ई०), 
पंरताबर्सिह ( १८८५-१६२५ fo) तथा हरिसिंह 
(१६२५-४६ ई०) हुए। 

१६४७ ई० में भारतका विभाजन होनेपर कश्मीर 
पहले भारत तथा पाकिस्तान दोनोंसे AAT रहना चाहता था, 
परंतु २० अक्तूबर १६४७ई० को उत्तर-पश्चिमी सीमांचलों- 
के कबीलेवालोंने तव-स्थापित पाकिस्तान सरकारकी साजिश 
और सहायतासे हमला कर दिया और उसकी राजधानी 
श्रीनगरकी ओर बढ़ने लगे । महाराज हरिसिंहने अनुभव 
किया कि जम्मू तथा कश्मीर रियासतके पास इतने साधन 
नहीं हैं कि वह कबीलेवालोंको खदेड़ सकें और अपने राज्यकीः 
स्वतंत्रता तथा अखंडताकी रक्षा कर TH | अतएवं शेख 
मुहम्मद अब्दुल्लाकी सलाहपर उन्होंने भारतसे फौजी 
सहायताकी मांग की भौर भारतीय संघके प्रवेशपत्रपर 
हस्ताक्षर कर fet | भारत सरकारने हवाई जहाजोंसे 


अपनी फौजें भेजीं और श्रीतगर झराक्रमणकारियोंके हाथमें 
पड़नेसे बाल-बाल बच गया। परंतु आक्रमणकारियोंने 
लगभग art कश्मीरपर अधिकार कर लिया था और 
भारत तथा पाकिस्तानके बीच एक भयंकर युद्धके द्वारा ही 
उन्हें HS Shar जा सकता था। भारत सरकारने इस 
प्रकारके युद्धस बचने तथा विवादको शांतिपूर्ण रीतिसे 
तय HAH उद्देश्यसे ६ जनवरी १६४८ ई० को यह मामला 
संयुक्त-राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मोें पेश कर दिया। सुरक्षा 
परिषद्ने उसी महीने कश्मीरमें युद्धविराम करा दिया । 
परंतु wa कश्मीरका प्रश्त पश्चिमी राष्ट्रोंकी शक्तिमूलक 
राजनीतिकी शतरंजका मोहरा बन गया श्र संयुक्त 
राष्ट्रसंघ श्रभी तक इस प्रश्नकों तय करनेमें सफल नहीं 
हो सका है। फलस्वरूप कश्मीरका आधा भाग, जिसे 
तथाकथित आजाद कश्मीर' कहा जाता है, पाकिस्तानके 
गैरकानूनी कब्जेमें चला गया है और कश्मीरका आधा 
भाग तथा जम्मू भारतीय संघके अंतर्गत है । 

काँगड़ा-हिमाचल प्रदेशमें परकोटेसे घिरा एक नगर। 
यह भटटिंडाके राजा जयपाल (दे०) के राज्यकी पूर्वी 
सीमा थी। १३६६ ई० में तैमूरने इसे लूठा, परंतु इसके बाद 
भी इस नगरपर हिन्दू राजा शासन करते रहे। १६२० ई० में 
बादशाह जहाँगीरने इस नगरको जीत लिया और यह मुगल 
साम्राज्यका अंग बन गया । मुगलोंके संरक्षणमें कांगड़ाके 
चित्रकारोंने अपनी अलग शैली विकसित की । १६११ ई० 
Hag नगर रणजीतर्सिहेके अ्धिकारमें at गया। 
१८४८ ई० में उसका राज्य भारतीय ब्रिटिश साम्राज्यमें 
मिला लिये जानेपर यह भी उसीका भाग हो TAT | 

कांग्रेस-देखिये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस । 

कांची-भारतमें हिन्दुओंकी सात पवित्न नगरियोंमेंसे एक । 
इसका पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त (लगभग 
३३४५-८० fo) के इलाहाबाद स्तम्भलेखमें मिलता है। 
इसके अनुसार गुप्त THA कांचीके राजा विष्णुगोपको 
अपने भ्रधीन किया था | कांची, जिसे भ्रब कांजी व रम्‌ कहते हैं, 
पल्‍लवों (दे०) की राजधानी रही है। ह्ुएन-त्सांग 
लगभग ६४० ई० में इस नगरमें श्राया था। उस समय 
नरसिंहवर्माके शासनमें पल्‍लव राजशक्ति wet चरम 
उत्कर्षपर थी। ह्युएन-त्सांगके भ्रनुसार कांची ५ या 
६ मीलके घेरेमें बसी एक विशाल नगरी थी और उसमें 
अनेकानेक हिन्दू, बौद्ध तथा जैन मंदिर ये । कांची प्रसिद्ध 
बौद्ध आाचाये धर्मपालकी जन्मस्थली भी है। वैष्णव 
आचाये रामानुजने इसी नगरीमें शिक्षा प्राप्त की थी और 
अनेक वर्षोतक वे यहाँ रहे थे । पल्‍लवों और चालुक्योंके 


Cb 


5k 


अनवरत युद्धोंक कारण कांचीको काफी क्षति उठानी पड़ी । 


चालुक्योंने इस नगरीमें अनेक भव्य मंदिर बनवाये, जिनमें 
कैलासनाथका मंदिर सबसे प्रसिद्ध है । 

कांसीजोड़ा कांड-ईस्ट इंडिया कम्पनीके शासनकालमें 
कलकत्ता स्थित सुप्रीम कोर्ट और सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल 
(सुप्रीम कौंसिल) के बीच एक जमींदारके मामलेको लेकर 
होनेवाला संघर्ष । कांसीजोड़ाक्े .जमींदार (राजा) से 
अपना कर्ज बसूलनेके लिए एक व्यक्तिने जमीदारके खिलाफ 
सुप्रीम कोर्टमें मुकदमा दायर किया। सुप्रीम wer 
मुकदमेको विचारार्थ स्वीकार करते हुए जमीदारके खिलाफ 
समादेश जारी किया, जिसमें उससे अ्रदालतमें पेश होनेको 
कहा गया था। लेकिन उक्त जमीदारकी इस आपत्तिपर 
कि वह न तो कम्पनीका सेवक है A न कलकत्तावासी है, 
अतः उसपर सुप्रीम कोर्टका क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता, 
सुप्रीम कौंसिल अर्थात्‌ सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरलने सुप्रीम 
कोर्टसे कहा कि वह इस मामलेको आगे न बढ़ाये । लेकिन 
सुप्रीम कोर्ट अपना क्षेत्राधिकार बढ़ानेपर तुला हुआ था, 
इसलिए उसने अपने भ्रधिकारियोंको जमींदारकी गिरफ्तारी- 
के लिए भेजा | सुप्रीम कौंसिलने इसके जवाबमें फौरन 
अपने सिपाहियोंको उन अ्रधिकारियोंकी गिरफ्तारीके 
लिए भेज दिया जो जमींदारको ग्रिरफ्तार करनेके लिए 
सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे गये थे। इस प्रकार कार्यपालिका 
और त्यायपालिकाके बीच कटु संघर्षकी स्थिति पैदा हो 
गयी । लेकिन सुप्रीम कोर्टके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा 
इम्पीको काफी अधिक भत्ता देकर सदर दीवानी अ्रदालतका 
भी मुख्य न्यायाधीश बना दिये जानेसे संघर्ष टल गया। 
इम्पी द्वारा इस पदका स्वीकार किया जाना उचित नहीं 
समझा गया | उसपर बादमें जो महाभियोग लाया गया, 
उसका एक कारण यह भी था। (आई० बी० बनर्जो कृत 
“दि सुप्रीम कोर्ट इन कनफ्लिक्ट') 

काकतीय वंश-बारहवीं शताब्दीमें कल्याणीके चालुक्य 
बंशका पतन होनेके बाद प्रतिष्ठित | उसने ओरंगलके 
राज्यकी स्थापना की । उसके राजा प्रतापरुद्रदेव द्वितीय 
को १३१० ई० में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजीकी फौजोंने 
हरा दिया। अलाउद्दीनने उससे gaits रूपमें भारी 
रकम GAT और वार्षिक कर देनेका वचन लिया । सुल्तान 
गयासुद्दीन तुगलक (१३२८-२५ ई०) के शासनकालमें 
इस राज्यको अ्रंतिम रूपसे संमाप्त कर दिया गया और उसे 
दिल्‍लीकी सल्तनतमें मिला लिया गया । 

काकबने, कर्नल जेस्स-ईस्ट इंडिया कम्पनीकी बम्बई फोजे- 
का श्रधिकारी | प्रथम मराठा-यद्ध (दे०) के दौरान 


कांसीजोड़ा कांड-काचारी 


उसका सामना मराठोंकी सेनासे हुआ | उसने भयभीत 


होकर पीछे हटनेका फैसल। किया और बड़गाँव जा पहुँचा। 
वहाँ यह महसूस होनेपर कि wa इससे पीछे हटना संभव 
नहीं है, उसने मराठोंसे बडगाँवका समझौता कर लिया । 
यह समझौता कम्पनीको अपमानजनक लगा और उसने 
उसे तोड़ दिया । काकबनंको इसके बाद नौकरीसे निकाल 
दिया गया । 

काच-गुप्तकालके कुछ सिक्‍्कोंपर पाया गया नाम । संभवत: 
इस नामका राजकुमार द्वितीय गुप्त सम्राट्‌ , समुद्रगुप्त 
(दे०) ही था । 

काचार-अ।साम प्रदेशका अब एक जिला, जिसका सदर 
मुकाम सिलचर है । इसका इतिहास पुराना है, जिसका 
पता अनेक शताब्दियों पूर्वसे चलता है । यहाँ अनेक राजा 
ऐसे हो चुके हैं जो श्रपनेको भीम, पाँच पाण्डवोंमेंसे द्वितीयके 
वंशज होनेका दावा करते थे। ऐतिहासिक कालमें यह 
अधिकतर ern राजाशोंका अ्रधीवस्थ एवं उनका संरक्षित 
राज्य रहा है। तत्कालीन शासक राजा गोविन्दचन्द्रकी 
साठगांठसे १८१६ fo में बमियोंने इसे रौंद डाला था, 
लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजोंने बमियोंको काचारसे बाहर निकाल 
दिया और उन्होंने बदरपुर (मार्च १८२४ ई०) की संधि 
द्वारा गोविन्दचन्द्रको काचारके राजे रूपमें GA: शासता- 
रूढ़ कर दिया । इसके बदलेमें उसने ईस्ट इंडिया कम्पनीकी 
सत्ताको स्वीकार कर लिया और दस हजार रुपये वाषिक 
खिराजके रूपमें देनेको राजी हो गया। किन्तु गोविन्द- 
ax प्रशासनकी दुव्यंवस्थाके कारण स्थानीय विद्रोहियोंको 
दबा सकनेमें विफल रहा और प्रजाको भारी करभारसे” 
पीड़ित करने लगा, फलत: १८३० ई०में उसकी हत्या कर 
दी गयी। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, wa: 
अगस्त १८३२ fo की एक घोषणाके द्वारा काचार ब्रिटिश 
साम्राज्यमें मिला लिया गया। तबसे यह निरन्तर 
भारतका एक भाग: है। (गेढ-“हिस्ट्री आफ़ आसाम) 

काचारी-एक जनजाति । विश्वास किया जाता है कि ब्रह्म- 
gaat घाटीमें बसनेवाली ag सबसे प्राचीन जाति है। 
आसामके आधुनिक काचार जिलेका नामकरण इसी 
जनजातिके श्राधार पर हुआ है। तेरहवीं शताब्दीमें 
काचारी लोगोंका राज्य ब्रह्मपुत्न नदीके दक्षिणी तट तक 
फैला हुआ था। उनके राज्यमें अधिकांश angie 
नौगाँव जिला और काचार जिलेका कुछ भाग सम्मिलित 
था । उनकी राजधानी गोलाघाटठके आधुनिक नगरसे 
पैंतालीस मील दक्षिण, धनश्री नदीके तठपर स्थित डीभापुर 
थी। wart (Ro) लोगोंने १५३६ ई०में उनके Teast 


e+ 


काजी-काठियाबाड़ (सोराष्ट्र ) 


ow 





जीत लिया और काचारी लोग डीभापुर छोड़कर भाग गये । 
इस नगरके अब Geet मिलते हैं । पराजित काचारी 
लोगोंने एक नये राज्यकी स्थापना की और मैबोंगको भ्रपनी 
राजधानी बनाया । किन्तु इसके बाद भी अहोम राजाओंसे 
उनकी बराबर लड़ाइयाँ होती रहती थीं। अहोम 
राजाओंका कहन। था कि वे उनके श्राश्चित हैं ॥ उनका अंतिम 
राजा गोविन्दचन्द्र था, जिसे १८१८ ई० में मणिपुर (दे० ) 
के राजाने हरा दिय। । १८२१ fo में बर्मियोंने उसके राज्य- 
पर अधिकार कर लिया । १५३६ ई० में ब्रिटिश भारतीय 
सरकारने बमियोंको निकाल बाहर किया और गोविन्द- 
चन्द्रकों पुन: उसकी गद्दी मिल गयी । परन्तु, १८३० fo में 
एक मणिपुरी ग्राक्रमणकारीने उसकी हत्या कर दी । उसके 
निस्संतान होनेके कारण १८३२ SoH उसका राज्य ब्रिटिश 
भारतीय साम्राज्यमें मिला लिया गया । 

काजी-भारतमें मुसलमान शासनकालमें न्याय विभागका 
उच्च अधिकारी । 

BEA, सर TAT टामस (१८०३-६६)-मद्रासमें ईस्ट 
इंडिया कम्पनीका एक प्रख्यात इंजीनियर । वह दक्षिण 
भारतमें सिंचाई सम्बन्धी कार्योका विशेषज्ञ था। उसने 
कावेरी, कोलरून, गोदावरी और कृष्णा नदियों द्वारा 
सिंचाई करनेकी योजनाएँ बनायीं व पूरी कीं और इस प्रकार 
तैंजौर, त्रिचिनापल्‍ली और दक्षिणी श्र्काठ जिलोंकी सिंचाई- 
व्यवस्थाकों सुधारा । उसने गोदावरी जिलेमें गोदावरी 
नंदीपर एक बाँधका निर्माण भी किया। वह भारतीय 
हाईड्रालिक इंजीनियरिंग विद्याका जनक था। १८६१० में 
उसे नाइट की उपाधिसे विभूषित किया गया। सन्‌ 
१४६२ में उसने कम्पनीकी सेवाओंसे अवकाश ग्रहण किया 
और १८६६ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी | उसकी कृति 
“पब्लिक at इन इंडिया” अपने विषयका एक मानक 
ग्रन्थ है । 

काटन, सर विलिओऔबी (१७४३-१८६०)-१८२१ ई० में 
सैनिक अफसरके रूपमें भारत आया। उससे प्रथम बर्मी- 
युद्ध (Zo) (१८२५-२६ Fo) और प्रथम अफगान-युद्ध 
(दे०) (१८३८-३६ई०) में भाग लिया और १८४१ FoF 
ब्रिटिश सेनाके नष्ट कर दिये जानेसें पूर्व ही काबुलसे लौट 
आया | बादको उसे सेनाका प्रधान सेनापति (कमांडर- 
SAG) बताया TAT | इस पदपर वह १८४१ ई० से 
५० fo तक रहा । 

काटन, सर सिडनी (१७६२-१८७४)-१८१० ई०» में 
एक सैनिक अफसरकी हैसियतसे भारत आया और उसने 
मद्रास, बंगाल और बम्बई प्रेसीडेंसियोंमें सेवा की । उसने 


१८१७-१८ ई० में पिढारी-युद्ध (दे०), १८२८ में बर्मी- 
युद्ध (दे०) और १८४२-४३ में सिंध-युद्ध (दे०) में 
भाग लिया । १८५३ ई० में पश्चिमोत्तर सीमापर ब्रिटिश 
सेनाकी कमान उसके हाथमें थी । १८५५७ fo के भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम (जिसे अंग्रेजोंने “सिपाही विद्रोह'का 
नाम दिया) के समय वह पेशावरमें ब्रिगेडियर जनरल था । 
अपनी सूझ-बूझ और दूरदाशितासे उसने वहाँ किसी प्रकार- 
का उपद्रव नहीं होने दिया। इससे आश्वस्त होकर 
पंजाब सरकारने राज्यकी अधिकांश ब्रिटिश सेनाको facets 
विद्रोह दबानेके लिए भेज feat उसकी दो पुस्तकें-- 
“नाइन इयसे आन दि नार्थ वेस्टर्ने फ्रटियर' (पश्चिमोत्तर 
सीमापर नौ वर्ष) और 'ेंट्रल एशियन saree’ (मध्य 
एशियाका मसला) अपने विषयकी उल्लेखनीय पुस्तकें 
मानी जाती हैं 1 

काटन, सर हेनरी जान स्टेडसेन (१८४५-१६१४ )- 
१८६७ ई० में भारतीय सिविल सेवामें नियुक्त 1 वह 
उन्नति करते हुए १८९१ ई० में बंगालका Ter सचिव 
(चीफ सेक्रेटरी) हो गया । १८६६ ई० में उसकी नियुक्ति 
भारत सरकारके गृह-सचिव पदपर हुई और इसके बाद 
ae, आसामका मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्तर) बनाया 
गया । इस पदपर वह १८५६६ से १९०२० में अवकाश 
ग्रहण करने तक बना रहा। वह बहुत ही उदारवादी 
सिविल अधिकारी था, इस कारण भारतीय राष्ट्रवादका 
प्रमुख समर्थक बन गया। उसे १६०४ ई०में बम्बईमें 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके २०वें अधिवेशनका श्रध्यक्ष 
चुना गया। अपने भाषणमें उसने पहली बार भारतमें 
स्वतंत्र और पृथक्‌ राज्योंके महासंघ संयुक्त राज्य भारत' 
की स्थापनाका सुझाव रखा। (पी० सीतारमंया कृत 
“हिस्द्री आफ वि इंडियन नेशनल कांग्रेस -खण्ड एक) 

काठमांडू-नेपालकी राजधानी | १८१५ ई० में अ्रंग्रेजोंने 
इसपर हमला किया था, परन्तु गोरखाओंने उन्हें पीछे 
wes दिया । 

काठियाबाड़ (सोराष्ट्र)-भारतके पश्चिमी भागमें स्थित | 
यह पहले मौर्य साम्राज्यके अंतर्गत था । उसके बाद इसपर 
शक क्षत्रपोंका शासन हुआ, जो HITT राजाओोंको 'शाहोंका 
शाह' मानते थे। बादमें काठियावाड़ गुप्त साम्राज्यका 
भाग रहा और हर्षवर्धन (६०६-४७ ई०) ने भी इसपर 
राज्य किया । इसके बाद यह स्थानीय हिन्दू राजाओंके 
अधीन रहा । लगभग ७१२ Low मुहम्मद-इब्त-कासिमके 
नेतृत्वमें श्ररबोंने इसे जीत लिया । फिर भी हिन्दू तीर्थयात्री 
यहाँ बड़ी संख्यामें आते रहे । विशेषरूपसे सोमनाथके 


22 


os 


कादम्ब-काफूर 





शिव मंदिरमें पूजा करनेके. लिए बहुतसे हिन्दू आते थे । 
१०२६ ई०में सुल्तान महमूदने सोमनाथके प्रसिद्ध मंदिरपर 
अधिकार कर लिया और उसे नष्ट कर डाला । धीरे-धीरे 
काठियावाड़ मुसलमानोंके नियंत्रणमें चला गया । तीसरे 
मराठा-युद्ध (दे०) के बाद यह ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यमें 
शामिल कर लिया Tat | 

कादम्ब-एक' कुल जो तीसरी शताब्दी ईसवीमें उत्तरी, 
दक्षिणी तथा पश्चिमी कर्नाटकमें राज्य करता था। 
वनवासी अथवा वैजयंती उनकी राजधानी थी । वे लोग 
wifes ब्राह्मण थे, परन्तु, कर्मसे क्षत्रिय मान जाते थे । 
उनका पहला राजा मयूर शर्मा था जो चौथी शताब्दी Fo 
हुआ । उसके उत्तराधिकारियोंके बारेमें हमें कुछ पता नहीं 
है। उनका दर्जा धीरे-धीरे घटकर स्थातीय सामंतका 
रह गया और वे अधीनस्थ पदोंपर कार्य करने लगे। 
विजयनगरके corals शायद कादम्बवंशसे संबंध रहा 
ai 

कादियान-पंजाबका एक कसबा। मिर्जा गुलाम अ्रहमद 
(१८३८-१६०८ fo), जिन्होंने मुसलमानोंमें सुधार 
आंदोलन चलाया, यहीं रहते थे । उनके अनुयायी उनके 
निवास-स्थानके नामपर 'कादियानी' कहलाते हैं। कट्टर 
मुसलमान कादियानी लोगोंको विधर्मी मानते हैं, क्योंकि 
वे मिर्जा गुलाम अ्रहमदके पैगंबर होनेका दावा करते हैं । 

कानपुर-उत्तर प्रदेशमें गंगा तटपर स्थित एक पुराना नगर | 
ब्रिटिश शासनके प्रारम्भिक दिनोंसे ही यह नगर भारतका 
प्रमुख सैनिक-केद्र रहा है। १८५७ ई० के स्वतंत्रता- 
संग्राम (जिसे अंग्रेजोंने (सिपाही-विद्रोह' या ‘rat’ कहकर 
पुकारा) में इसने प्रमुख भूमिका अ्रदा' की । जिस समय 
स्वाधीनता-संग्राम छिड़ा, कानपुरके निकट बिदूरमें भूतपूर्व 
पेशवा बाजीरावके पुत्र नाना साहब रहते थे। उन्होंने 
अपनेको 'पेशवा' घोषित किया और कानपुर स्थित विद्रोही 
सिपाहियोंका नेतृत्व अपने हाथमें ले लिया। ८ जून 
१८५७ ई०को ब्रिटिश फौजी अ्रड्डेको घेर लिया गया और 
२७ जूनको ब्रिटिश नागरिकोंने इस आाश्वासनपर आत्म- 
समर्पण कर दिया कि उन्हें इलाहाबाद तक सुरक्षित जाने 
दिया जायगा । किन्तु ब्रिटिश सेना जिस समय नौकाओंके 
जरिये इस स्थानसे रवाना होनेकी तैयारी कर रही थी, 
उसपर प्राणघाती गोलाबारी शुरू कर दी गयी । चारको 
छोड़कर सारे ब्रिटिश सैनिक मारे गये । इस कत्ले-प्रामने 
अंग्रेजोंके दिमागमें बदलेकी जबर्दस्त भावना पैदा कर दी । 
नील और हैबलकके नेतृत्वमें अंग्रेजी सेनाने कानपुर शहरपर 
फिर कब्जा कर लिया atte देशवासियोंपर भारी भ्रत्याचार 


किये | नवम्बरके meth नगरपर विद्रोही ग्वालियर 
टुकड़ीका कब्जा था, लेकिन दिसम्बर १८५७ ई०के शुरूमें 
उसपर सर कोलिन कैम्पबेलने अ्रधिकार कर era | ATT 
कल कानपुर प्रमुख श्रौद्योगिक केन्द्र है। १६३१ ईशमें 
यहाँ भयानक साम्प्रदायिक दंगा हुआ, जिसमें विख्यात 
कांग्रेस-नेता श्री गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हो गये । 

कान्होजी आंग्रे-एक प्रसिद्ध मराठा जल-सेनापति अथवा 
समुद्री डाकू जो घेरिया तथा सुवर्णदुर्गके किलोंके सहारे 
बम्बईसे लेकर aa तक सारे समुद्र तठपर नियंत्रण रखता 
था। 

BMRA, जनरल-१५६७ ई० में तुकिस्तानमें रूसकी ओरसे 
नियुक्त गवर्नर-जनरल | उसका अफगानिस्तानके अमीर 
शेरअलीसे पत्न-व्यवहार चल रहा था । शेर अलीने यह पत्न- 
व्यवहार ब्रिटिश भारतीय सरकारके पास भेज दिया। 
इसके आधारपर अ्रफगानिस्तानको लेकर रूसी इरादोंके 
बारेमें संदेह किया जाने लगा। परन्तु इससे कोई लाभ 
नहीं हुआ । १८७८ Sok दूसरा अफगान-युद्ध शुरू होनेपर 
शेर अलीने रूससे मदद देनेकी जो श्रपील की, उसका कोई 
नतीजा नहीं निकला और उसे रूसमें शरण लेने तकसे 
निरुत्साहित किया गया । जनरल काफमैनकी साजिशोंका 
फल यही निकला कि शेरअलीको अपनी गद्दीसे हाथ धोना 
पड़ा । 

काफूर-मूल रूपमें एक हिन्दू हिजड़ा, जिसे एक हजार 
दीनारमें खरीदकर गुलाम बनाया गया था । इसीलिए बह 
“हजारदीनारी' कहलाता था। वह सुल्तान अलाउद्दीन 
खिलजीके सामने १२६७ ई०में गुजरात-विजय के तोहफेके 
रूपमें लाया गया था। वह शीघ्र ही सुल्तानकी नजरोंमें 
चढ़ गया। सुल्तानने उसे उच्च पद प्रदान किये और 
१३०७ ई०में उसे सल्तनतका मलिक नायब बना दिया | 
मलिक काफूर बहुत ही योग्य सेनापति सिद्ध gar और उसने 
देवगिरि, ओरंगल, घोरसमुद्र, मलाबार और मदुराकों 
जीतकर सुल्तानके भ्रधीन कर दिया और सल्तनतकी सीमाएँ 
रामेश्वरम्‌ तक विस्तृत कर दीं। इन सब सफलताश्रोंसे 
उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी और वह सुल्तान अला- 
उद्दीन खिलजीका सबसे विश्वस्त अधिकारी बन गया। 
उसने सुल्तानपर सबसे अधिक प्रभाव जमा लिया । सत्ता 
और प्रभावमें वुद्धिह साथ-साथ मलिक काफूरकी महत्त्वा- 
कांक्षाएँ भी बढ़ गयीं और १३१६ ई०में अलाउद्दीनकी 
मृत्यु होनेपर उसने उसके एक नाबालिग लड़केको गद्दीपर 
बैठा दिया और सारी सत्ता अपने हाथमें केन्द्रित रखी । 
इसके बाद उसने गद्दीको स्वयं हथिया लेनेका विचार किया। 


&4 


काबुत्-काराजाल 








उसने AAA दो बड़े बेटोंकी श्राँखें निकलवा लीं, 
नावालिग सुल्तानकी माँको कैद कर लिया और अलाउद्दीनके 
परिवारसे सम्बन्धित सभी सरदारों तथा गुलामोंकों मरवा 
डालनेकी साजिश रची । परन्तु वह जिन लोगोंकी जान 
लेना चाहता था वे सब संगठित हो गये और उन्होंने उसके 
गद्दीपर बैठनेके पैंतीस दिन बाद ही उसे मार डाला । 
काबुल-एक नगरका नाम और उस नदीका भी नाम, जिसके 
किनारे यह नगर बसा हुआ है। यह नगर आ्राधुनिक 
अफगानिस्तानकी राजधानी है। काबुल नदी, जिसे 
प्राचीनकालमें 'कुभा' भी कहते थे, सिंधुमें आ्राकर मिल जाती 
है । मौर्यकाल (दे०) में काबुल भारतीय साम्राज्यके 
अंतर्गत था। मीर्यबंशके पतनपर काबुलपर कई यवन 
राजाओंका शासन हुआ | यह कुषाणों (दे०) के भारतीय 
साम्राज्यकां एक भाग था, HOT बादमें बाबरके समय तक 
यह प्रदेश भारतके अधीन नहीं रहा। बाबर काबुलका 
शासक था और १५२६ ई०में उसने दिल्‍लीको जीत लिया । 
उसके बाद नादिर शाह (दे०) के समय तक यह भारतीग्र 
साम्राज्ययका भाग रहा। नादिर शाहने अफगानिस्तान 
जीत लिया और उसके मरनेपर अ्रहंघद शाह अब्दाली 
SHAT शासक हुआ । उसके बादसे अ्रफगानिस्तान स्वतंत्र 
राज्य हो गया है। 
कामंदक-राजशास्त्रका एक भारतीय लेखक। उसका 
‘Arar’ अपने बिषयका प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है । 
कासता-कामरूप (Fo) का ही दूसरा नाम | 
कामतापुर-आ्राधुनिक कूच बिहारके कुछ मील दक्षिणमें 
स्थित । कामरूप राज्यके क्ासकालमें खेत न/|मक जनजाति- 
ने वहाँ अपना राज्य स्थापित किया और कामतापुरको 
राजधानी बताया । उन्होंने लगभग ७४ वर्ष तक इस राज्य- 
पर शासन किया । लगभग १४६८ SoH बंगालके अला- 
उद्दीन हुसेनशाह (दे०) ने इस राज्यको जीत लिया । 
कामबख्श-बादशाह औरंगजेब (दे०) का पाँचवा पुत्र । 
बादशाहकी मृत्युके बाद उसकी गद्दीके लिए उसके पुत्रोंमें 
जो युद्ध हुआ, उसमें AE १७०७ ई०में लड़ते हुए मारा गया । 
कामरान, शाहजादा-मुगल वंशके संस्थापक बादशाह बाबर 
(१५२६-३० ई०)का दूसरा पुत्र । पिताकी मृत्युपर 
उसके बड़े भाई, बादशाह हुमायूं (दे०) ने उसके साथ 
बड़ी उदारताका व्यवहार किया और उसे भ्रफगानिस्तानका 
शासक बना दिया। परन्तु कामरान geet निकला। 
उसने हुमायूंकी उस समय मदद नहीं की, जब वह शेरशाह 
(दे०) से युद्ध कर रहा था। जब वह भारतसे भागा तो 
उसने उसे शरण देनेसे भी इनकार कर दिया। हुमायूंने 








=e 
जब फारसके शाहकी फौजी मददसे कामशानकों परास्त 
कर दिया, उससे गद्दी छीतकर उसे मार डाला, तभी वह 





फिरसे विजय प्राप्त करनेमें सफल हथा । 
देखों, ATTA | 

arate मंदिर-अस/म्में गोहाटीके निकट नीलाचलपर 
स्थित 1 विश्वास किया जाता है कि शिव जब अपनी 
पत्नी सतीवा शव Hare लिये हुए उन्मत्तके सदृश श्रमण 
कर रहे थे तो विष्णु द्वारा उसके छिन्न-भिन्न कर दिये जाने- 
पर देवीका योनिमंडल इसी पर्वेतपर गिरा था। यह 
शाक्तोंका केद्ध है और देशक्रे सभी भागोंसे धर्मप्राण हिन्दू 
यहाँ आते हैं। वर्तमान मंदिर कोच राजा नरनारायण 
(१५४०-८० ई०) (दे०) ने बतवाया है । 

काम्बर मेयर, स्टेपिलटन काटन, प्रथम वाई-काउण्ट (१७७३- 
१८६५)-ब्रिटिश फौजके लेफ्टीनेंट कर्नलक्ी हैसियतसे 
१७६६ ई०में भारत Hea और उसने टीपू सुल्तान (Fo )के 
विरुद्ध युद्धमें भाग लिया। १८२२ SoH कह भारतीय 
सेनाका कमांडर-इल चीफ (प्रधान सेनापति) हो गया और 
१८२६ ई०में उसने भरतपुरके दुर्गपर ब्रिजय प्राप्त की | 
बह १5३० Low कम्पनीकी सेवासे निवृत्त हुआ और 
१८६५ Sok उसकी मृत्यु हो गयी । 

कायदे आजम-का अर्थ है महान्‌ नेता। मुहम्मद अली 
frat (दे०)को इसी नामसे पुकारा जाता था। सबसे 
पहले महात्मा गांधीने उनके aT साथ इस उपाधिका 
प्रयोग किया था । 

कायस्थ-की गणना उच्च जातिके हिन्दुओंमें होती है। 
बंगालमें वर्ण-व्यवस्थाके अंतर्गत उनका स्थान ब्राह्मणोंके 
बाद माना जाता है । बहुतसे विद्वानोंका मत है कि वंगालके 
कायस्थ मूलरूपमें क्षत्रिय थे और उन्होंने तलवारके स्थानपर 
कलम ग्रहण कर ली और लिपिक बन गये । जैसोरका 
राजा प्रतापादित्य, चन्द्रद्वपका राजा कन्दर्पनारायण तथा 
विक्रैमपुर (sree) ar केदार राम, जिसने अकबरका प्रवल 
प्रतिरोध किया और अनेक वर्षों तक मुगलोंकों बंगालपर 
अधिकार करने नहीं दिया, सभी कायस्थ थे । 

कारमाइकेल) लार्ड-विहार तथा आस/मसे पृथक्‌ कर बंगालको 
गवर्तरका सूबरा बनानेपर, उसका पहल। गवर्नर | 

काराजाल-भारत और चीनके बीचका एक क्षेत्र | सुल्तान 
मुहम्मद तुगलकने उसे जीतनेके लिए फौज भेजी, परन्तु 
बह इस कार्यमें बुरी तरह विफल gar । पूर्ववर्ती इतिह[स- 
कारोंने इस क्षेत्रकों चीन समझ लिया और गलत तरीकेसे 
यह मत व्यक्त किया कि सुल्तानने अपनी सनवामें चीनपर 
चढ़ाई की, जिसमें उसकी फौज नष्ट हो गयी । 








AQ 


&o 


कारुवाकी-कार्नवालिस, aed (प्रथम मारक्विस) 





कारुवाकी (अथवा कालुवाकी)-अशोक मौर्यकी दूसरी 
रानी तथा तिवल अथवा तिवरकी माता थी | श्रशोककी 
रानियोंमें सिर्फ इसी रानीका नामोल्लेख उसके शिलालेखोंमें 
हुआ है | संस्कृतमें उसका नाम चारुवाकी रहा होगा । 

काटियर, जान-ईस्ट इंडिया कम्पनीका एक कमेंचारी जो 
पदोन्नति कर बंगालक। गवर्नर बन गया । इस पदपर उसने 
१७६६९से १७७२ ई० तक कार्य किया। उसका प्रशासन 
भ्रष्टाचार और क्रषकोंके हितोंकी उपेक्षाके लिए कुख्यात 
रहा, इसके ही शासन-कालमें भयंकर दु्भिक्ष पड़ा, 
जिसमें वंगाल और बिहारकी एक तिहाई जनसंख्या नष्ट 
हो wit | 

कार्नवालिस कोड-मई १७६३ में प्रचलित । यह जार 
बालों द्वारा तैयार किया गया था, जो बादमें गवनेर-जनरल 
वना | यह उन सभी प्रशासकीय सुधारोंपर आधारित हैं 
जो लार्ड कार्नवालिसने अपने शासनके दौरान (१७८६८ 
&€३) किये थे। बादमें इसीके आधारपर बंगाल और 
संपूर्ण भारतमें सिविल सेवाकी संस्थापना हुई । इस कोडका 
सबसे बड़ा दोष यह था कि इसके अन्तर्गत कम्पनीकी सभी 
उच्च सेवाओं व ऊँचे पदोंसे भारतीयोंको पूर्णतया वंचित 
कर दिया गया। ये सेवाएं पूर्णरूपसे यूरोपीयोंके लिए 
सुरक्षित कर दिये जानेसे भारत जैसे गरीब देशके लिए 
बहुत खर्ची ली साबित हुईं । यही नहीं, भारत जैसे विशाल 
देशके लिए अ्रधिकारियोंकी संख्या अत्यन्त apt रखी गयी 
थी । 

कार्नवालिस, चार्ल्स (प्रथम मारक्बिस) (१७३८-१८०५)- 
अमेरिकी स्वाधीनत।-संग्रामके दौरान यार्कटाउनमें तैनात | 
अक्तुबर १७८१ में उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिसके 
साथ ही अमेरिकामें अंग्रेजी श्राधिपत्य समाप्त हो गया । 
इसके पश्चात्‌ कार्नवालिस भारतका गवर्नर-जनरल और 
बंग[लका कमांडर-इन-चीफ (प्रधान सेनापति) नियुक्त 
किया war । इस पदपर वह सात वर्षों (१७५६-६३) 
तक रहा । १८०५ ई०में वह इसी पदपर दुबारा भारत 
भेजा गया, किन्तु तीन महीने बाद ५ भ्रक्तूबरकों गाजीपुर 
(So mo में उसकी मृत्यु हो गयी । अपने प्रथम कार्यकाल- 
में कार्नवालिसने तीसरा मैसूर-युद्ध (दे०) (१७६०-६२) 
किया, जिसमें उसने हैदराबादके निजाम और मराठोंके साथ 
मिलकर मैसूरके Aq सुल्तानपर दो बार चढ़ाई की। 
अंग्रेजी फौजें राजधानी तक प्रहुँच जानेपर टीपू सुल्तान 
श्रीरंगपट्टमकी संधि (दे०) (१७६२) करनेको 
area हुआ । इस संधिके अंतर्गत टीपूने अपने राज्यका 
आधा भाग अंग्रेजों, हैदराबादके निजाम और मराठोंकों 





aye we दिया | इसमें अंग्रेजोंके हिस्सेमें मलाबार, कुर्ग, 
डिण्डीगुल aie बड़ा महल पड़ा | BAT संरक्षित राज्य 
बनाये रखा गया और बाकी तीन क्षेत्रोंको त्रिटिश भारतीय 
साम्राज्यमें मिला लिया गया । 

लार्ड कार्नवालिसके शासन-सुधार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं । उसने पहले वंगालमें कम्पनीके वाणिज्य प्रबन्धको 
सुधारा, व्यापार परिषद्‌ (बोर्ड आफ ट्रेड)के सदस्योंकी 
संख्या ग्यारहसे घटाकर पाँच कर दी और यह व्यवस्था की 
कि कम्पनीकों मालकी सप्लाईके ठेके कम्पनीके भ्रधिकारियों- 
को न देकर व्यापारियोंको दिये जायेँ।“इससे कम्पनी 
नीची दरोंपर माल खरीद सकती थी। नवाबके हाथोंसे 
फौजदारी मुकदमे करनेका अधिकार छीनकर वह सदर 
निजामत अदालत कलकत्ता ले गया, जहाँ सदर दीवानी 
अदालत arta हेस्टिग्स द्वारा पहले ही स्थानान्तरित की 
जा चुकी थी। सदर निजामत अदालतकी अध्यक्षता 
सदर काजी और मुफ्तियोंकी सह/यतासे गवनेर-जनरल 
तथा उसकी परिबंद्‌ करती. at | चार सरकिट अदालतें 
स्थापित की गयीं। इनमेंसे हर अ्रदालतमें काजी और 
मुफ्तियोंकी मददसे दो ब्रिटिश जज न्याय करते थे। 
इन जजोंको सालमें दो बार पूरे जिलेका दौरा करना पड़ता 
था और फौजदारीके मुकदमे तिपटाने होते थे। चार 
aida अपील-अदालतें कलकत्ता, पटना, ढाका और 
मुशिदाबादमें स्थापित की गयीं, जिनका काम दीवानीके 
बड़े मुकदमोंका फैसला करना और मुंसिफके अ्रधीनस्थ 
नीची श्रदालतोंकी अपीलकी सुनवाई करना था। प्रांतीय 
अदालतोंके फैसलोंके विरुद्ध सदर दीवानी अदालतमें 
अपील की जा सकती थी । बंगालको प्रशासनकी दृष्टिसे 
कई जिलोंमें ater गया । हर जिलेमें राजस्व-वसूलीका 
अधिकार कलेक्टरकों सौंपा गया और न्याय करने तथा 
मुकदमोंका फैसला करनेकी जिम्मेदारी जिला जजकों 
सौंपी गयी । हर जिलेमें एक पुलिस अधीक्षककी भी 
नियुक्ति की गयी, जिसका काम जिलेके अंदर कानून और 
व्यवस्था बनाये रखनेमें सहायता करना था-। पुलिस 
अधीक्षकको जजके अ्रधीन कार्य करना पड़ता था । प्रत्येक 
जिलेको विभिन्न थानोंमें विभाजित किया गया। थानेका 
इंचार्ज दारोगा (पुलिस सब-इंसपेक्टर) बनाया गया, 
जिसका काम स्थानीय पुलिसपर नियंत्रण रखना और 
जमींदारोंकों शांति-व्यवस्था सम्बन्धी उस दायित्वसे मुक्त 
करना था, जो वे दीर्घकालसे निबाहते ar रहे थे । दारोगासे 
ऊपरके श्रोहदे वाले सभी भ्रधिका रियोंके पदपर सिर्फ गौरांगों- 
की नियुक्ति की जाती थी और भारतीयोंकों जान-बूझकर 


Al 


RAAT HART 





ऐसे पदोंसे वंचित रखा जाता था । उनकी नियुक्ति छीटे 
पदोंपर की जाती थी। इस प्रकार भारतीयोंको उनकी 
अपनी ही भूमिमें उच्च tare afar करना और सभी 
Heath गौरांग अधिक।रियोंको ऊँचा वेतन देना बंगालमें 
कानंवालिसके सिविल प्रशासनका मूल ATT था। 
इस शासन प्रणालीकी नकल कुछ आवश्यक परिवतेनोंके 
aa wea प्रांतोंमें भी की गयी। लेकिन यह शासन- 
प्रणाली बहुत खर्चीली थी, इसी वजहसे अधिक समय तक 
चल नहीं सकी | कार्नवालिस द्वारा किये गये इन समस्त 
शासन-सुधारोंका समावेश कार्नवालिस कोड” (दे०) में 
क्रिया गया। 
लार्ड कार्नवालिस द्वारा किया जानेवाला सबसे 
महत्त्वपूर्ण शासन-सुधार बंगालमें लगानका स्थायी बंदोबस्त 
था। इसके अंतर्गत जमींदारोंको उनकी जमीनका मालिक 
मान लिया गया। वे इस जमीनको अपने पास इस MATT 
बराबर रख सकते थे कि उससे प्राप्त होनेवाले ग्रनुमानित 
मालगुजारीका to प्रतिशत अंश हर साल एक निश्चित 
तिथिपर सूर्यास्तसे पहले कम्पनीके कोषागारमें जमा करते 
रहें,। “निश्चित तिथिपर मालगुजारी जमा न करनेपर 
दंड-स्वरूप सम्बन्धित जमींदारकी जमीन जब्त कर ली 
जाती थी और नीलामीमें सबसे ऊँची बोली लगानेवालेको 
* बेच दी जाती थी | इस जमींदारी प्रथाके द्वारां कम्पनीको 
मालगुजारीसे निश्चित वाधिक आय होने लगी और उसने 
बंगाल में भूस्वामियोंका ऐसा वर्ग पैदा कर fear जिंसके 
fea कम्पनीके हितोंसे मजबूतीके साथ बाँध गये । किन्तु 
इस प्रथासे प्रांतीय सरकारोंकों क्ृषि-उत्पादनोंके बढ़े 
हुए मूल्यों, बेहतर प्रशासन और सामान्य श्राथिक सुधारके 
फलस्वरूप बढ़ी हुई मालगुजारीका कोई अंश न मिलता था 
और किसानको पूरी तरहसे जमींदारोंकी Hae छोड़ 
दिया गया था। लेकिन इन लुटियोंके बावजूद बंगाल, 
बिहार और उड़ीसामें सन्‌ १७६३में लागू किया गया 
ae स्थायी बन्दोबस्त भारतमें समूचे ब्रिटिश शासनकालमें 
प्रचलित रहा। ( Sele एस० Baer कार कृत “दि 
मारक्विस आफ कानंवालिस', एंफ० Sto असकोली Hat 
अली रिवाइज्ड हिस्टी ore बंगाल' ) 
कालंजर (कालिजर)-उत्तर प्रदेशके बांदा जिलेमें । कालंजर- 
का किला बहुत मजबूत माना जाता था और उसपर अधिकार 
करनेके लिए पड़ोसके हिन्दू राजा लालायित रहते थे । 
१२०३ fod शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीने इस किलेको 
जीत लिया, परन्तु बादमें राजपूतोंने उसे फिर ले लिया । 
१५४५ fot उसे शेरशाहने छीन लिया, परन्तु किलेपर 


€१ 


घेरा डालनेके समय वह बारूदमें AMT लग जानेसे जलकर 
मर गया । इसके बाद ही राजपूतोंने किला फिर ले लिया । 
१५६६ ई०में बादशाह अकबरने TTA fear जीता । 
इसके बाद वह मुगल सं(म्राज्यका एक भाग बन TAT | 
मुगलोंके पतनपर वह अंग्रेजोंके निमंत्रणमें झा गया । 

कालचक्र यान-बौद्धधमेके विविध सम्प्रदायोंमेंसे एक, जिसकी 
प्रवृत्ति अद्वैतवादकी ओर है । यह तिब्बत तथा उड़ीसामें 
लोकप्रिय था | 

कालसी-उत्तर प्रदेशमें देहरादून जिलेका एक गाँव । यहाँपर 
एक विशाल शिलापर अशोकके चौदह शिलालेख ब्राह्मी 
लिपिमें उत्कीर्ण मिले हैं । 

काला पहाड़ (उर्फ राजू )-एक ब्राह्मण, जो मुसलमान बन 
गया था। वह बड़ा योग्य सेनापति था और बंगालके 
सुलेमान कर्रानी (Zo) (१५६५-७२ Go) की सेनामें उसने 
भारी ख्याति प्राप्त की । १५६८ Zoe उसने उड़ीसापर 
चढ़ाई की; वहाँ के राजाको पराजित किया और पुरीके 
जगन्नाथ मंदिरकों लूटा । इसके बाद उसने राजा AT 
नारायण (दे०) के भाई चिला रायकी कोच सेनाको हराया | 
आसाममें ae तेजपुर तक चढ़ गया और गौहाटीके निकट * 
कामाख्या मंदिरको नष्ट कर दिया । परन्तु १५८३ Soh 
वह राजमहलके निकट एक नौसैनिक लड़ाईमें बादशाह 
अकबरकी फौजोंसे हार गया और मारा गया। हि 

कालाशोक (जो काकवर्ण भी कहलाता है)-मगध (दे०)के | 
राजा शिशुनागका उत्तराधिकारी । ag राजधानीको 
गिरिब्रजसे उठाकर पाटलिपुत्न ले आया 1 उसीके राज्य- 
कालमें, गौतम बुद्धके निर्वाण (लगभग ४८६ ई०) के 
लगभग सौ वर्ष बाद, बौद्धोंकी द्वितीय संगीति हुई । अ्रज्ञात 
कारणोंसे उसकी हत्या कर दी गयी। 

कालिदास-संस्कृतके कवियों और नाटककारोंका शिरोमणि । 
उसके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं-रघुबंश ( महाकाव्य ), शकुंतला (नाटक ), 
मालविकाम्निमित्न (नाटक), मेघदूत (खंडकाव्य) तथा 
ऋतुसंहार (गीतिकाव्य) । उसका काल विवादक। विषय है। 
लोकानुश्रुतिके अनुसार ag राजा विक्रमादित्यकी राज- 
सभाका कवि at विक्रमादित्यकी पहचान चद्धगुप्त 
द्वितीय (लगभग ३७५-४१३ ई०)से की जाती है और 
लोक-परम्पराके आधारपर उसका जो काल (चौथी शताब्दी - 
का अंतिम भाग तथा पाँचवीं शताब्दीका प्रारम्भिक भाग ) 
निर्धारित किया जाता है, वह शायद सही है । 

कालीकट-पन्द्रहवीं शताब्दीक। मलाबार तटपर सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह | २७ मई १४६८ Go पुतंगाली 
gana एडमिरल वास्कोडिगामा तीन जहाजोंके साथ 





& av 


इस बन्दरगाहपर उतरा । यहाँके हिन्दू राजा ने, जो 
“जमोरिन' कहलाता था, उसका स्वागत किया। इस घटनाने 
समुद्र मार्गससे आनेवाले साहसी यात्रियोंके लिए देशके द्वार 
खोलकर भारतीय इतिहासकी धारा बदल दी। इससे 
भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यकी स्थापनाका मार्ग प्रशस्त हो 
गया | 

कालीकाता (अथवा कालीघाट )-देखिये, “कलकत्ता | 

काल्विन, जान (१७६७-१८५७)-कलकत्ताके TH अंग्रेज 
व्यापारीका पुत्र । उसका जन्म कलकत्तामें ही हुआ AT । 
उसने सन्‌ १८२६में इंडियन सिविल सर्विसमें प्रवेश किया 
और उन्नति करते-करते गवनेर-जनरल as aerate 
(दे०)के निजी-सचिव पद तक पहुँच गया । जान काल्विन- 
ने गवर्नर-जनरलकी अफगान नीतिको बहुत ज्यादा प्रभा- 
faa किया था । वह सन्‌ १८५३से १८५७में अपनी मृत्युके 
समय तक पश्थिमोत्तर प्रांत (श्राधुनिक उत्तर प्रदेश )का 
लेफिटनेंट-गवर्नुर रहा । उसकी मृत्यु १८५७के स्वाधीनता- 
संग्राम (सिपाही-विद्रोह)के दौरान हुई जिसकी उसने कभी 
कहपना नहीं की थी। इस विद्रोहके कारण चिंता और 
कठोर परिश्रमने उसके स्वास्थ्यकों जर्जर कर दिया और 
उसकी मृत्यु हो गयी। 

कार्वेनेन्टेड सिविल स्विस-देखिये, 'कम्पनी-राजकी सिविल 

' सर्विस । 

काशगर-मध्य तुकिस्तानका एक राज्य, जो पहले चीनके 
नियंत्रणमें था । कुषाण सम्राद्‌ कनिष्क (लगभग १२०- 
४८ ई०) ने उसे अपने अ्रधीन कर लिया । चीनी यात्री 
ह्यएन-त्सांगके यात्रा-विवरण से प्रकट होता है कि सातवीं 
शताब्दीमें काशगरमें बौद्ध धर्मका व्यापक प्रभाव था। 
पुरातात्तविक अनुसंधानोंसे प्रकट हुआ है कि इस क्षेत्रमें 
भारतीय संस्कृतिका प्रचार-प्रसार विशेषरूपसे था । 
काशी-देखिये, 'बनारस' | 

काशीराज पंडित-एक मराठा व/कयानवीस | सदाशिव राव 
भाऊके नेतृत्वमें जो मराठा सेना उत्तरी भारतमें भेजी गयी 
और जिसने १७६१ ई०में पानीपतकी लड़ाईमें हिस्सा लिया, 
ag उसीके साथ नियुक्त था। उसने सावधानीसे 
जाँच-पड़तालके बाद अपने खरीते पूना दरबार भेजे थे । 
इन खरीतोंमें पानीपतकी लड़ाईका विवरण भी है। यह 
विवरण अब अंग्रेजी भाषामें 'एकाउण्ट are दि atest आफ 








पानीवत' शीर्षकसे आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रका- 


fort कर दिया गया है । काशीराज पंडित कुशल पर्यवेक्षक 
था। 
काशीरास दास-वंगालमें पैदा हुआ एक कवि | उसने सोलहबीं 


कालीकाता-कासिसत बाजार 





eae बंगला भाषामें महाभारत लिखा। वंगालमें 

एक-एक बच्चा THT नाम जानता है और उसका महा- 

भारत बंगला साहित्यकी एक सबसे लोकप्रिय तथा सम्मा- 
fat पुस्तक है । 

काश्यप सातड्भ-पहल। भारतीय भिक्षु, जो चीनमें ate धर्मका 
प्रचार करनेके लिए लगभग ६७ SoH वहाँ गया । चीनी 
ware, fat (५८-७५ ई०)ने अपने कुछ दूत भेजे थे । 
उन्हींके निमंत्रणपर ag चीन गया था। ag मगधर्मे 
carat था, परन्तु जिस समय चीन जानेका निमंत्रण मिलो, 
वह गंधारमें रहता था | 

फासिम खां-एक मुगल सरदार, जिसे बादशाह शाहजहाँ 
(१६२७-५६ ई०) ने बंगालका सूबेदार नियुक्त fear | 
शाहजहाँने उसे gan दिया था कि वह बंगालसे पुर्तगाली 
व्यापारियोंको निकाल बाहर कर दे, क्योंकि उन्हें व्यापार 
करनेका जो अधिकार प्रदान किया गया था, उसका 
वे दुरुपयोग कर रहे थे। कासिमर खांने १६३२ oF 
हुगलीपर अधिकार कर लिया और बंगालमें व्यापार करने- 
वाले पुतंगालियोंके होश ठिकाने लगा दिये । १६५८ SoH 
कासिम खांको राजा जसवंत सिंहके साथ बागी शाहजादों, 
औरंगजेब और मुरादकों रोकने तथा उन्हें दक्खितसे 
उत्तर भारतमें न आने देनेके लिए भेजा गया। wae 
(दे०)में शाही फौजका वागी शाहजादोंकी फौजसे 
मुकाबला हुआ । कासिम खांने इस युद्धमें अपने मालिकको 
जितानेके लिए कोई कोशिश नहीं की और युद्धमें. शाही 
फौज हार गयी। 

कासिम बरीद-बहमनी सुल्तान महमूद (दे०) (१४८२- 
१५८२ ई०)का वजीर। १४६२ ई०से कासिम बरीद एक 
प्रकारसे बहमती सांम्राज्यसे बीजापुर, बराड्-गोलकुंडा 
तथा अ्रहमदनगरके निकल जानेके बाद, राजधानीके 
आसपासके उसके हिस्सेका शासक रहा। कासिम बरीद 
बरीदशाही वंशका संस्थापक माना जाता है, जिसने १६१६ 
ई० तक विदरपर राज्य किया । १६१६ ई०में विदरपर 
बीजापुरने अधिकार कर लिया | 

afr बाज्ञार-पश्चिमी बंगालके मुशिदाबाद जिलेमें 
भागी रथीके तठपर स्थित । मुशिदाबाद नगर बंगालके 
नवाबोंकी राजधानी था और कासिम बाजारका उसके 
अत्यधिक निकट होना फिरंगी व्यापारियोंके लिए विशेष 
आकर्षणकी बात ait 1 ब्रिटिश, फ्रांसीसी और sa, सभी 
लोगोंने यहाँपर अपने कारखाने स्थापित किये। १६5६ 
ई०में बंगालके नव।बने पहले तो ब्रिटिश कारखानेकों जब्त 
कर लिया, बादकों १६६० ई०में उसे लौटा दिया 1 ATT 











कास्मास इंदिकोप्लूसदेस-को-पिन 


€३ 





सिराजुद्दोलाने १७५६ ई०में उसपर फिर कब्जा कर लिया 
aie Wise तथा उसके सहायक (वारेन हेस्टिग्स)कों 
मुशिदाबादमें बंदी बना लिया गया। लेकिन पलासी 
युद्धके बाद कम्पनीने उसे सिराजुद्दौलाके हाथोंस वापस 
छीव लिया । इसके बाद १७७० fo तक इस कस्वेकी 
सम्पन्नता बराबर बढ़ती रही । बिन्तु १७७० Cow भीषण 
अकाल पड़ा, जिससे कासिम बाजारके श्रासपास बहुत-से 
खेत बीरान हो गये । १८१३ ई०में भागीरथीकी धारा 
भी हटकर शहरसे तीन मील दूर चली गयी। pate: 
व्यापारिक dae रूपमें कासिम वाजारकी पुरानी महत्ता 
समाप्त हो wit 

arena इंदिकोप्लूसटेस-एक यवन (यूनानी) व्यापारी, 
जो बादको भिक्षु हो गया । उसने ५३५ ई०से ५४७ ई० 
तक भूमध्यसागर, लाल सागर और फारसकी खाड़ीके 
क्षेत्रों तथा श्रीलंक! और भारतकी यात्रा की और अपनी 
पुस्तक क्रिश्चियत टोपोग्राफी' में अपना यात्ता-वृत्तांत 
विस्तारसे लिखा । पुस्तकसे श्रीलंका तथा पश्चिमी समुद्र- 
तटपर स्थित अन्य देशोंके साथ भारतके व्यापारके सम्बन्धमें 
बहुमूल्य जानकारी मिलती है। (so डब्लू० सेक्रिडिल कृत 
ऐशिंट इंडिया') * 

किचनर, होरेशियो gad, wet (१५५०-१६१६ ई०)- 
१६०२ fo में भारतका प्रधान-सेनापति नियुक्त । 
इससे पहले वह मिस्रके सेनापतिकी हैलियतसे मिस्र तथा 
सूडानकी लड़ाइयों (१८६६-६६ ई०)में और १६०० में 
दक्षिण अफ्रीकाके युद्धमें नामवरी हासिल कर चुका था। 
भारतके प्रधान-सेनापतिकी हैसियतसे उसने सेनामें 
अनेक प्रशासनिक सुधार किये तथा सामरिक दृष्टिसे ब्रिटिश 
तथा भारतीय फौजोंकी अलग-अलग छावतनियोंमें फिरसे 
तैनाती की । लार्ड किचनरको उदार नहीं कहा जा सकता । 
उसने वाइसरायकी एक्जीक्यूटिव कौंसिलमें भारतीय 
सदस्यकी नियुक्तिका विरोध किया । 

भारतमें उसके प्रशासन-कालकी सबसे महत्त्वपूर्ण 

घटना फौजी प्रशासनके प्रश्तपर वाइसराय ATS कर्जन 
(दे०)से उसका तीत्र विवाद ary विवादास्पद प्रश्न यह 
था कि क्‍या वाइसरायकी एक्जीक्यूटिव कौंसिलमें प्रधान 
सेनापतिके अतिरिक्त सैनिक सदस्य भी होना चाहिए। 
सैनिक सदस्य फौजका आदमी था, परन्तु वह पद तथा सैनिक 
अनुभवमें प्रधाव सेनापतिसे छोटा था। ars किचनरका 
कहना था कि सैनिक सदस्यका पद तोड़ दिया जाना चाहिए 
तथा एक्जीक्यूटिव कौंसिलमें प्रधान सेनापतिकों सैनिक 
मामलोंमें एकमात्र निर्णायक श्रधिकारी होना चाहिए। 


लार्ड asa लार्ड किचनरके इस प्रस्तावके विरुद्ध था। 
यह विवांद अंतिम रूपसे तथ करनेके लिए भारत-मंत्रीके 
पास भेजा गया । उसने एक समझौता प्रस्तुत किया, जिसे 
क्रिचनरने स्वीकार कर लिया, veg कर्जनकों वह स्वीकार 
नहीं हुआ और उसने इस्तीफा दे दिया | किचनरने इस तरह 
काफी यश पैदा करके भारतसे अ्रवकाश ग्रहण किया। 
अगस्त १६१४ में प्रथम विश्वयुद्ध शुरू होनेपर लार्ड किचन र- 
को युद्ध मंत्रणालयका भ्रधिकारी बना दिया गया और 
इस पदपर उसने बड़ी सफलताके साथ काम किया | जून 
१६१६ Loh 'हैम्पशायर' जहाजपर सवार होकर वह जब 
एक महत्त्वपूर्ण फौजी तथा कूठनीतिक कार्यसे स्कापा फ्लोसे 
रूस जा रहा था तो मार्गमें एक बारूदी सुरंगसे टकराकर 
जहाज डूब गया और उसकी मृत्य हो गयी | 

किलपैट्रि, कर्नल जान-ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेवामें 
मद्रासमें नियुक्त । अंधेरी तंग कोठरीकी दुर्घटना (जो 
“ब्लैक होलकी घटना” नामसे सरनाम है) (दे०) का 
समाचार पाकर किलपैट्रिकको २३० सिपाहियोंके साथ 
बंगाल भेजा गया। कलकत्तासे दक्षिण, हुगलीके तठपर 
स्थित फुल्टा नामक स्थानमें जिन अंग्रेजोंने शरण ले रखी थी, 
उनकी सहायताके लिए पहुँचनेवाली यह पहली ब्रिटिश 
कुमुक थी 1 बादमें क्लाइव (दे०) तथा वाटसन (दे०)के 
पहुँचनेपर उसने कलकत्तापर फिरसे अधिकार करनेमें 
भाग लिया । खबर है कि पलासीकी लड़ाईसे ठीक पहले 
युद्ध कौंसिलकी जो बैठक हुई थी, उसमें किलपैट्रिकने सेनाको 
आगे बढ़नेका आदेश देनेके विरुद्ध वोट दिया । क्लाइवने 
पहले इस निर्णयकों मान लिया, परन्तु बादमें उसे 
अस्वीकार कर दिया। किलपैट्रिक १७८७ ई०में मर 
गया | 

किलागुल मुहम्मद-क्वेटाके निकट एक छोठा-सा स्थान । 
पुरातात्त्विक अनुसंधानोंसे प्रकट हुआ है कि यहाँ प्रागैति- 
हासिक कालकी एक पाषाणकालीन ग्राम सभ्यता वर्तमान 
थी, जब मिट्टीके बरतनोंका प्रचलन नहीं था । 

किशलू खां-मुलतान तथा सिंधका नाजिम । उसने सुल्तान 
मुहम्मद तुगलक (१३२५-५१ ई०)के खिलाफ विद्रोह 
कर दिया | परन्तु १३२८ Lok एक लड़ाईमें उसे हराकर 
मार डाला गया । 

की-पिन-की पहचान कश्मी रसे और गंधार (Fo) से भी की 
जाती है । गंधारसे उसकी पहचान अधिक युक्तिसंगत 
प्रतीत होती है । इतना निश्चित है कि यह प्रदेश अफ- 
गानिस्तान और पंजावके बीच में स्थित था और तक्षशिला 
भी इसीके अंतर्गत थी । इसपर-शकों (दे०)का अधिकार 


eA 


था। बादसें इसपर HAT राजा कदफिसस प्रथम (लग- 
AT ४०-७८ Fo) का अधिकार हो गया | 

कोरतसागर-युंदेलखंडमें महोबाके निकट एक सुंदर झील । 
इसका निर्माण चंदेल राजा कीतिवर्मा (लगभग १०४६- 
११०० ई०)ने कराया। यह झील ग्यारह मीलके घेरेमें 
थी और इसके. तटपर कई मंदिर बने हुए थे । 

कीरत सिंह-ुंदेलखंडमें कालंजरका राजा। रींवाके बघेल 
राजा बीरसिंह (अथवा बीर खां) को शरण देनेके कारण 
शेरशाह सूर (१५४०-४५ Fo) उससे कुपित हो गया । 
१५४५ SoH शेरशाहने जब कालंजरका किला लेनेकी 
कोशिश की तो कीरतसिहने उसकी फौजोंका डटकर 
मुकाबला किया। शेरशाहने किला सर कर लिया, 
परंतु इस से पहले ag सांघातिक रूपसे घायल हो गया । 
वादमें शेरशाहके लड़के इसलाम शाहने कीरत सिंहको 
मार डाला | हि 

कोरत सिह-अमेरके राजा जयसिंह (दे०) का लड़का | 
खबर है कि बादशाह औरंगजेबके भड़कानेपर उसने १६६७ 
ई०में अपने पिताकों जहर देकर हत्या कर डाली | राजा 
जयसिंहकी मृत्यु हो जानेपर औरंगजेबने संतोषकी गहरी 
साँस ली। 

कीतिवर्मा-एक चंदेल राजा, जो बुंदेलखंडपर राज्य (लगभग 
१०४६-११०० ई०) करता AT | वह बड़ा पराक्रमी AT | 
उसने चेदि (मध्यप्रदेश) राजा कर्णदेव (Zo )को पराजित 
कर अपने राज्यका काफी विस्तार किया । उसने प्रजाकी 
भलाईके लिए अनेक कार्य किये। उसने कीरतसागर 
(दे०) झील बतवायी । वह विद्वानोंका आश्रयदाता था | 
“प्रवोध चन्द्रोदय' नाटकके रचयिता श्रीकृष्ण मिश्रको उसका 
आश्रय प्राप्त था। 

कुजुल कदफिसस-देखिये, कदफिसस प्रथम । 

कुणाल-अशोकका पुत्र ? उसका उल्लेख अशोक अ्रथवा 
उसके किसी उत्तराधिकारीके शिलालेखमें नहीं मिलता । 
उसको लेकर अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं जो मनमें 
करुणा उत्पन्न करती हैं। कहा जाता है कि वह अपनी 
सौतेली माँ तिष्यरक्षिताका कोपभाजन बन गया। तिष्य- 
रक्षिताका भी उल्लेख अशोकके किसी शिलालेखमें नहीं 
मिलता | उसने उसकी आँखें फोड़वा दीं और अशोककी 
ora उसे तक्षशिलाके शासकके पदसे हटा दिया। 
बादमें अशोककों अपनी गलतीका पता चला । कहा जाता 
है कि faq घोषने बुद्धकी करणापर जोप्रवचन किया, 
उसे सुनवार धर्मनिष्ठ भिक्षुओंके कपोलोंपर separ 
ब्रह चली । उसे लगानेसे ही कुणालके ज्योतिहीन नेत्रोंमें 


कीरतसागर-कुतुबुद्दीध CAB 





ज्योति आ गयी, जिससे अशोकको सान्‍्त्वना प्राप्त हुई | 
कुतलग खां-सुल्तान मुहम्मद तुगलक (१३२५-५१ ई०) 
द्वारा दक्खिनका नाजिस (सूबेदार) नियक्त किया गया | 
राजधानीसे दूर होने तथा सुल्तानके सनकभरे ग्रादेशोंसे 
असंतुष्ट होकर उसने बगावत कर दी, किन्तु सुल्तानने 
१३४४-४५ ई०में उसकी बगावत कुचल दी । 

कुतलग, ख्वाजा-मंगोलोंका सरदार । उसने १२६६ FoF 
भारतपर विजय प्राप्त करनेके उद्देश्यसे चढ़ाई की | दिल्‍लीके 
बाहर एक युद्धमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी (१२६६- 
१३१६ ई० ) के एक बहुत ही योग्य सिपहसालार जफर खांने 
उसे हरा दिया और वह भारतसे वापस लौट गया । उसे 
इतना ही संतोष मिला कि युद्धमें उसका विज़यी प्रतिद्वन्द्दी 
जफर खां मारा गया । 

aga मीनार-दिल्‍ली तथा भारतमें मुसलमान शासनकालकी 
सबसे शानदार इमारत | नीचेके भागकी छोड़कर, यह 
पूरी मीनार सुल्तान इल्तुतमिशके ga १२३२ Cott 
बनायी गयी। इसका नीचेका भाग पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन- 
ने बनवाया था। सम्भवतः इसका न/मकरण कुतुबुद्दीनके 
नामपर नहीं, वरन्‌ उस संतके नामपर किया aT है 
जिसे यहाँ दफन किया गया था । 

कुतुबशाही aaa १५१८ ई०में कुली कुतुबशाह 
(दे०)के द्वारा, जो Beitr मुहम्मद शाह तृतीय (Zo) 
तथा उसके उत्तराधिकारी महमूद शाह (Zo) राज्यकाल- 
में बहमनी राज्यके पूर्वी भागका हाकिम था। महमूद 
शाहकी मृत्युपर उसने अपनेको गोलकुंडाका स्वतंत्र सुल्तान 
घोषित कर दिया और कुतुबशाही वंशकी स्थापना की. 
जिसने १५१८ ई०से १६८७ fo तक राज्य किया । इस 
बंशके प्रारम्भिक सुल्तान जमशेद (१५४३-५० Go), 
इब्राहीम (१५५०-८० fo) तथा मुहम्मद Fat (१५८७० 
१६११ ६०) थे। जमशेद पितृघातक था । इब्राहीम योग्य 
शासक था। उसने १५६५ ई०में तालीकोटकी लड़ाई 
(दे०) में विजबनगर साम्राज्यको पराजित करनेमें भाग 
लिया । १६८७ ई०में Attar कुतुबशाही वंशका 
उच्छेद कर दिया | 

कुतुब॒द्दीन ऐबक-दिल्लीका पहला मुसलमान सुल्तान । 
मूल रूपसे तुकिस्तानका रहनेवाला था, जो गुलामके 
रूपमें खरीदकर शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी (दे०)की सेवामें 
उपस्थित किया गया। अपनी योग्यता के कारण वह 
मालिकका BUTT बन गया। ११६२ Low तराईकी 
दूसरी लड़ाई (दे०)में विजयके बाद शहाबुद्दीत भारतमें 
युद्ध जारी रखनेका भार अपने विश्वासपात्र गुलाम और 


96 


कुतुब॒द्दीत कोका-कुमा रगुप्त प्रथम 


ay 


eee 


सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबकपर छोड़कर खुरासान वापस 
लौट wat कुतुबुद्दीनने बड़ी योग्यताके साथ मालिकके 
द्वारा सौंपा गया काम पूरा किया । ११६३ ई०में उसने 
दिललीपर ग्रधिकार कर लिया और दोश्रावपर चढ़ाई की । 
अगले दस सांलों (११६३-१२०३ ई०)में उसने अपने 
मालिकको कन्नौज, ग्वालियर, भ्रन्हिलवाड़, अजमेर तथा 
कालंजर फतह करनेमें मदद दी | इस बीचमें कुतुबुद्दीनके 
एक सहायक, बख्तियार (दे०)के पुत्र मुहम्मदने विहार 
और बंगाल sia लिया था i 
इस तरह शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीकी मृत्युके समय 

तक कुतुबुद्दीन ऐबकने अपनी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ा ली थी कि 
शहाबुद्दीनके मरनेके बाद उसके भारतीय साम्राज्यका 
उत्तराधिकारी नियुक्त होनेमें उसे किसी कठिनाईका सामना 
नहीं करना पड़ा । उसकी गणना दिल्‍्लीके पहले सुल्तानके 
रूपमें की जाती है। उसने १२०६ ई०से १२१० ईश्में 
मृत्यु होने तक राज्य frat) कुतुबुद्दीन बुद्धिमान्‌ राज- 
नीतिज्ञ था। उसने aaa किया कि मुहम्मद गोरीसे 
उसका खूनका रिश्ता नहीं है, अ्रतएव उसने मुहम्मद 
गोरीके प्रमुख सहयोगियोंकों अपना समर्थक बना लेना 
उचित समझा । फलतः उसने किरमानके हाकिम ताजुद्दीन 
मिल्दिजकी पुत्नीसे स्वयं विवाह कर लिया और अपनी 
वहिनका विवाह सिंधके हाकिम नासिरुद्दीन कुबाचा 
(दे०) तथा अपनी पुत्रीका विवाह अपने प्रमुख गुलाम तथा 
सबसे योग्य सिपहसालार इल्तुतमिशसे कर feat | कुतु- 
बुद्दीनने केवल चार वर्ष (१२०६-१० ई०) राज्य किया 
और पोलोके मैदानमें दुर्घटनाग्रस्त हो जानेसे उसकी मृत्यु 
हो गयी । वह शक्तिशाली और क्रूर विजेता तथा शासक 
था, परन्तु इसके साथ ही उसमें सौन्दयंको परखनेकी सहज 
afer at थी, जिसके फलस्वरूप उसने कुतुब॒मीनार (दे०) 
बनवाना शुरू किया था । 

कुतुबुद्दीन कोका-बादशाह जहाँगीर (१६०५-२७ Fo) का 
दूध-भाई था। जहाँगीरने तख्तपर बैठनेके बाद ही उसे 
शेर अफगान (दे०)को दरबारमें लानेके लिए भेजा था, 
जिसने मेहरुन्रिसा (भावीं मलका नूरजहाँ) (दे०)से 
शादी कर ली थी और उस समय बंगालमें बर्दवानमें उसे 
जागीर मिली हुई थी । कोका शांतिपूर्ण रीतिसे शेर अ्रफगान- 
को पकड़कर ला नहीं सका । दोनोंमें युद्ध छिड़ गया, जिसमें, 
दोनों मारे गये । 

क्ुतुब॒ुद्दीन मुबारक-खिलजी वंशका अंतिम सुल्तान तथा 
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी (दे०)का पुत्र एवं उत्तरा- 
धिकारी । उसने १३१६से १३२० Fo तक राज्य किया | 


गद्दीपर वैठनेके वाद ही उसने देवगिरिके राजा हरपाल 
देवपर चढ़ाई की, युद्धमें उसे परास्त किया और उसे बंदी 
बनाकर उसकी खाल उपधेड़वा दी। इस सफलताके 
फलस्वरूप उसका दिमाग फिर गया । वह अपना समय 
सुरा तथा सुन्दरीमें बिताने लगा । १३२७० में उसके 
क्रपापात्न AAT खांने उसकी हत्या कर डाली । उसकी 
मृत्युके साथ खिलजी वंशका अंत हो गया | 
कुन्हा, नूनो दा-१५३७ ई०में दिवका पुर्तगाली watz, 
उसने अपने समकालीन गुजरातके सुल्तान बहादुरशाह 
(१५२६-३७) को अपने जहाजपर सैरके लिए आमंत्रित 
किया और कुचक्र TART उसकी हत्या करा दी । सुल्तान 
जिस समय जहाजसे उतर रहा था कुन्हाने उसपर हमला 
करा दिया। सुल्तानने जान बचानेके लिए उछलकर 
जहाजके अंदर जानेकी कोशिश की किन्तु Garett नाविक- 
ने उसके सिरपर प्रहार किया और उसे मार डाला । 
कुबेर-देवराष्ट्रका राजा । प्रयागके स्तम्भ-लेखके अनुसार 
समुद्रगुप्त (दे०)ने उसे युद्धमें बंदी बनानेके बाद मुक्त कर 
दिया था। देवराष्ट्र, weet प्रदेशके विजगापट्टम जिलेमें 
स्थित बताया जाता है । 
कुबेरनागा-चन्द्रगुप्त द्वितीय (लगभग ३८०-४१३ ई०)की 
एक रानी थी । 
कुब्ज विष्णुवर्धन-चालुक्य राजा पुलकेशी. द्वितीय (लगभग 
६०६-४२ ई०)का छोटा भाई । पुलकेशीने ६११ FoF 
अपने छोटे भाईको कृष्णा और गोदावरी नवियोंके मध्यमें 
स्थित वेंगिके राज्यका शासक नियुक्त कर दिया । इसकी 
राजधानी पिष्टपुर, आधुनिक पीठापुरम्‌ थी। लगभग 
६१५ Sot कुब्ज विष्णुवर्धनने अपनेको वेंगिका cada 
राजा बना लिया और पूर्वी चालुक्य वंश (दे०) की स्थापना 
की, जिसने १०७० ई० तक राज्य किया । 
कुमराहार-बिहा रमें ब्रॉकीपुरके निकट एक गाँव 1 यहींपर 
प्राचीन पाटलिपुत्र (20) नगर स्थित था । 
कुमार-देखिये, भास्करवर्मा | 
कुमारगुप्त प्रथम-चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (लगभग 
१७५-४८४१३ ई०)का पुत्र तथा उत्तराधिकारी। उसने 
४१३ fom ४५३ fo तक राज्य frat, उत्तराधिकारमें 
oer विशाल गुप्त साम्राज्यकी अखंडता बनाये रखी 
और शायंद उसका >र विस्तार किया, क्योंकि अपने पिता- 
मह समुद्रगुप्तक गति उसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था; 
परन्तु उसके snares गुप्त साम्राज्यके ऊपर विपत्तिके 
बादल घहराने लगे थे। पहले तो पुष्यमित्रोंने, जिन वे 
art कुछ ज्ञात नहीं है , साम्राज्यपर आक्रमण किया; 








ab 


&& 


कुमारगुप्त द्वितीय-कुम्मा 





उनके खदेड़ दिये जानेके बाद हणोंके आक्रमण आरम्भ हो 
गये । कुमारणुप्तके पुत्र स्कन्‍्दगुप्तके नेतृत्वमें हणोंको 
पराजित करके उतकी बाढ़ रोक दी गयी ।इन सब 
विपत्तियोंके कालमें ही कुमारणुप्त प्रथमकी मृत्यु हो 
गयी । 

कुमारगुप्त द्वितीय-कुमारगुप्त प्रथमका प्रपौत्र। उसने 
लगभग ४७३ ई०में अपने पिता नरसिंहगुप्त बालादित्यसे 
सिंहासन प्राप्त किया और ४७४ fo तक राज्य किया | 
उसका राज्य उसके पूर्वजोंके विशाल सांम्राज्यके पूर्वी 
प्रांतों तक सीमित था । उसने बहुत थोड़े समय राज्य किया । 
वह पुत्रहीत था और उसके बाद गुप्तवंशकी सीधी वंश- 
परम्परा समाप्त हो गयी । 

कुमारघोष-बंगालका प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, जो जावाके शैलेन्द्र 
राजवंश (दे०) का गुरु हो गया । उसके आदेशसे एक 
शैलेन्द्र राजाने जावामें ताराका सुन्दर मंदिर बनवाया | 

कुमारजीव-जन्म ३४४ ई०में | उसका पिता कुमार अथवा 
कुमारायन था । उसकी माता मध्य एशिया स्थित कूचाके 
राजाकी बहन, राजकुमारी जीवा थी । कुमारजीवकी 
जीवन-कहानी सामान्य रूपसे भारतसे बाहर भारतीय 
संस्क्ृति, और विशेष रूपसे बौद्धधर्मके प्रसारकी कहानी 
है । उसने पहले कूचामें और फिर कश्मी रमें शिक्षा पायी । 
२० वर्षकी अवस्थामें वह बौद्ध भिक्षु हो गया । ae ATH 
रहकर महायानी बौद्धधर्मकी शिक्षा देने लगा । जब वह 
aed बनाकर चीन ले जाया गया तो चीनी सम्राद्‌ याझ्रो 
हीनने ४०१ ई०में उससे अपने राज्यमें बौद्धधर्मका प्रचार 
करनेको कहा । इसके बाद ae चीनकी राजधानी चांग- 
आनमें बस गया और ४१३ ई० में अपनी मृत्यु तक 
वहीं रहा । 

कुमारजीवने अश्रपने जीवनकालके इन अंतिम बारह 

agit चीनी विद्वानोंकी सहायतासे, जिन्हें चीनी सम्राद्ने 
उसकी सेवामें नियुक्त कर दिया था, अद्ठानवे संस्कृत बौद्ध 
watt चीनी भाषामें अ्रनुवाद feat इन walt 
'प्रज्ञापारमिता', 'विमलकीतति-निर्देश' तथा ‘wat पुंडीक 
सूत्र नामक ग्रन्थ भी हैं जो महायानी निकायके मूल सिद्धांत- 
ग्रंथ हैं । उसने बहुतसे चीनियोंकों अपना शिष्य वनाया । 
उसका सबसे प्रसिद्ध चीनी शिष्य फा-हियान था, जिसने 
उसके कहनेसे ४०५-११ ई०में भारतकी यात्रा की । 
इस तरह कुमारजीवने महायानी बौद्धधर्मकी विजय- 
पताका फहरायी जिसका प्रसार पहले चीनमें और फिर 
बहाँसे कोरियामें श्रौर फिर जापान में हुआ । वृहत्तर 
भारतके निर्माणमें कुमारजीब और उसके चरण-चिह्लोंपर 


चलनेवाले अन्य अनेकानेक भारतीय बौद्ध भिक्षुओंका बहुत 
बड़ा हाथ है। 

कुमारदेवी-लिच्छवि राजकुमारी, चन्द्रगुप्त प्रथम (लगभंग 
३२०-३० ई०)के साथ विवाहित और प्रस्तिद्ध समुद्रगुप्त 
(लगभग ३३०-३८० ई०)की माता। विश्वास किया 
जाता है कि लिच्छविकुमारीके विवाह-सम्बन्धने चन्द्रगुप्त 
प्रथमके उत्कर्षमें बहुत सहायता दी और उसके पुत्नने अपने 
शिलालेखमें wah साथ अपने लिच्छवि-दौहित होनेका 
उल्लेख किया है। 

कुमारपाल-एक चालुक्य राजकुमार, जिसे राज्याधिका रियोंने 
गुजरातकी गद्दीपर बैठाया । उसने अक्लिलवाड़को राजधानी 
बनाकर ११४३ ई०से ११७२ ई० तक राज्य किया az 
पक्का जैन धर्मानुयायी और प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचन्द्रका 
संरक्षक था। अहिसाका प्रचार करनेके उद्देश्यसे उसने 
राजाज्ञाकी अवहेलना करके जीव-हिंसा करनेवाले बहुतसे 
लोगोंको सूलीपर चढ़ा दिया । उसने अनेक जैन मन्दिरोंका 
निर्माण कराया | 

कुमारपाल-बंगालके पालवंशका बादका राजा। वह राम- 
पालका पुत्र था और लगभग ११२० ई०में पिताके सिहासन- 
पर बैठा | उसने केवल पाँच वर्ष राज्य किया। उसके 
राज्यकालमें पालवंशका aed आरम्भ हो गया। 
कामरूपमें कुमारपालके HTT तथा श्रमात्य विद्यादेवने 
एक स्वतंत्र राज्यकी स्थापना कर ली । 

कुमारामात्य-गुप्त साम्राज्यके उच्च राज्याधिकारियोंकी 
wa पदवी । कवि हरिषेणको, जिसने इलाहाबाद स्तम्भपर 
उत्कीर्ण समुद्रगुप्त (दे०)की प्रशस्तिकी रचना की, 
'कुमारामात्य के भ्रतिरिक्त 'महादंड नायक' (सेनाका अधि- 
कारी) आदिकी पदवियाँ भी प्राप्त थीं। कुमारामात्य 
या तो महाराजाधिराज या युवराज या प्रांतीय शासककी 
सेवामें रहता था । 

कुमारिल भट्ट-हिन्दुओंके धर्मसूत्रों एवं पूर्व-मीमांसा दर्शनके 
विद्वान्‌ भाष्यका र । वे आत्माको नित्य मानते थे और बौद्ध- 
धर्म एवं दर्शनके प्रखर श्रालोचक थे । वे दक्षिण भारतके 
निवासी थे और लगभग Goo Lo हुए I 

कुम्भा-मेवाड़का राणा (१४३१-६६ ई०) | मेवाड़के 
सबसे महाने शासकोंमें उसकी गणना की जाछी है । उसने 
मालवा तथा गुजरातके सुल्तानोंकी शक्तिशाली सेनाञ्रोंको 
मेवाड़से दूर रखा । वह महान वास्तु-निर्माता था। उसने 
मेवाड़की रक्षाके लिए स्थापित चौरासी दुर्गोमिंस बत्तीस 
दुर्गेका निर्माण waar wt silt कुम्भलगढ़ सैनिक 
दृष्टिसि सबसे afar उल्लेखनीय है। उसने जयस्तः , 


wv 
Os 


'कुरल” (अथवा तिरक्कुरल)-कुली कुठुबशाह ७ 
(जिसे 'कीर्तिस्तम्भ' भी कहते हैं) का निर्माण कराया । 
वह केवल महान्‌ शासक तथा योद्धा ही नहीं, प्रतिभाशाली 
ofa, wats विद्वान्‌ तथा प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी था । 

ger (अथवा तिरुककुरल)-तमिल भाषाका महत्त्वपूर्ण 
काव्यग्रंथ। इसकी रचना ईसवी सन्‌की प्रारम्भिक 
शताब्दियोंमें gg गोदावरीके दक्षिणएा यह सबसे 
प्रतिष्ठित और लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें सदाचार और 
नीति विषयक अनेक शिक्षाएँ हैं जो श्राज भी तमिल लोगोंकी 
जबानपर रहती हैं। 

कुरान-मुसलमानोंकी सबसे पवित्र पुस्तक । उसमें उनके 
पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहबकी वाणी संगृहीत है। 
इसलामी धर्मशास्त्र तुथा राजशास्त्र उसीपर आधारित है । 
इस किताबको 'खुदाका कलाम' माना जाता है, जो पैगम्बर 
मुहम्मद साहबपर उतारी गयी थी । 

कुरक्षेत्र-प्रसिद्ध Touts, जहाँ महाभारतके भ्रनुसार १८ दिन 
तक कौरवों और पांडवोंके बीच इस बातका निर्णय करनेके 
लिए भीषण युद्ध हुआ कि दोनोंमेंसे कौन उत्तरी भारतका 
सार्वभौम शासन करेगा । इस युद्धमें पांडवोंकी विजय 
हुई ।. कुरुक्षेत्र दिल्‍्लीके निकट ही स्थित था। यह स्थान 
पानीपतसे अधिक दूर नहीं है, जहाँ तीन बार भारतका 
भाग्य-निर्णय हुआ । पश्चिमी विद्वान्‌ कुरुक्षेत्रके युद्धकी 
ऐतिहासिकतामें संदेह करते हैं, परंतु सभी धर्मनिष्ठ हिन्दुओं- 
का विश्वास है कि यह युद्ध हुआ था । 

Riva मैसूर (कर्नाटक) राज्यका एक जिला। यह 
पश्चिमी घाटके पठारपर प्रायद्वीपके दक्षिणमें स्थित है। 
इस जिलेकी पुरानी राजधानी मरकारा और अब यहाँकी 
राजभाषा HAS है। यहाँ चावल और काफीकी पैदावार 
बहुतायतसे होती है। यहाँकी काफीने ही खासतौरसे 
अंग्रेजोंका ध्यान इस जिलेकी ओर आकर्षित कियो | इस 
जिलेका नाम कुर्ग नामक कबायलियोंके श्राधारपर पड़ा, 
जो मूलरूपसे यहाँके निवासी थे। इस जिलेका इतिहास 
नवीं भ्रौर दसवीं शताब्दीके बादसे ही मिलता है जब इसका 
शासन गंग ust (दे०) के erat था। ११वीं 
शताब्दीमें गंगवंशी राजाओ्रोंके पदच्युत कर दिये जानेपर 
इसका शासन क्रमशः चोल और होयसलोंके हाथ. में at 
गया | Re बाद यह विजयनगर साम्राज्यका अंग बन 
गया । विजयनगरका पतुन होनेपर राजपरिवारके एक 
राजकुमारने हस क्षेत्रपर AIT शासन स्थापित किया और 
उसके वंशज तबतक यहाँ शासन करते रहे, जबतक वह 
१८३४ fo में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यमें मिला नहीं 
लिया गया। मैसूरके हैदरअप्ली प्रौर उसेके पुत्र टीपू 


go. 





सुल्तानने इसपर ATT प्रभुत्वका दावा किया, यद्यपि 
कुर्ग बार-बार मुस्लिम शासनके खिलाफ विद्रोह करते रहे । 
१७८८ ई० में जब are कारनंवालिसने टीपू सुल्तानसे युद्ध 
छेड़ा तो उसने वीरराजाके साथ एक संधि की, जो अपनेको 
Fiat शासक कहता AT | बादको मार्च १७६२ ई० में 
टीपू सुल्तानने भी ईस्ट इंडिया कम्पनीके साथ संधि की, 
जिसके अनुसार टीपूने at कम्पनीको दे दिया और कम्पनीने 
वीरराजाको HF स्वतंत्र शासकके रूपमें मान्यता दी । 
१८०६ ई० में वीरराजाकी मृत्यु हो गयी और १८२० Fo में 
वीरराजा द्वितीय उत्तराधिकारी बन। । वह बहुत ही निर्देय 
और भ्रष्ट था। अतः गवनेर-जनरल ats विलियम 
बेण्टिकने १८३४ ई० में उसे अ्रपदस्थ कर कुर्गको ब्रिटिश 
भारतीय साम्राज्यमें मिला लिया । इसके बाद जब तक 
भारतमें ब्रिटिश शासन रहा, कुर्गका प्रशासन बराबर 
पृथक्‌ राज्यके रूपमें चीफ कमिश्नर (मुख्य आयुक्त) 
द्वारा चलाया जाता रहा । १६५१ Fo में इसका विलय 
भारतीय गणतंत्रमें हो गया और अब यह मैसूर राज्यका 
एक जिला है। ( पी० एम० मुत्तन्ना कृत 'कुर्ग ओर 
कुर्गवासी') 

कुर्नूल-पुराने मद्रास प्रान्तकी छोटी-सी रियासत, जिसका 
शासन नवाबके हाथमें ary लार्ड आकलैंड (१८३६- 
४२ fo) शासनकालमें. इस रियासतको ब्रिटिश भारतीय 
राज्यमें मिला लिया गया, क्योंकि यह संदेह किया जाता था 
कि नवाब अंग्रेजोंके विरुद्ध seta कर रहा है । 

कुरंम (अथवा कोट्टम)-चोल राज्यमें प्रशासनकी एक 
इकाई । इसके अंतर्गत गाँवोंका एक समूह होता था, 
जिसका स्थानीय प्रशासनं महासभाकी सहायतासे चलाया 
जाता था। महासभाका वार्षिक चुनाव सम्पन्न करानेके 
लिए विस्तृत नियम थे । ger (अथवा कोट्टम ) को राजाके 
अधीन स्थानीय स्वशासनके विस्तृत अधिकार प्राप्त थे । 
उसकी ओरसे स्थानीय कर लगाये जाते थे। उसका 
स्थानीय खजाना भी होता था। अपने क्षेत्रकी भूमिपर 
उसका पूरा नियंत्रण रहता था। वह अपनी "समितियाँ 
नियुक्त करती थी, जिसके द्वारा अपने क्षेत्रके जलाशयों 
और उद्यानोंकी देखभाल करती dt वह अपने क्षेत्रमें 
शांति और न्यायकी भी व्यवस्था करती थी। 

get कुतुबशाह-एक GF सरदार, जो बहमनी सुल्तान 
मुहम्मद तृतीय (दे०) (१४६३-८२ ई०)का नोकर था। 
सुल्तानके वजीर मुहम्मद wat (दे०)की कपादृष्टि होनेके 
कारण वह पदोन्नति करके बहमनी राज्यके पूर्वी भाग 
arate गोलकुंडाका हाकिम नियुक्त हो गया । १४८१ Kot 


ar 
es 


अपने संरक्षक मुहम्मद गवाँका-वध कर दिये जानेपर 


उसने बिदरके दरबा रसे नाता तोड़ लिया और १५१८ ई ०में 
अ्पनेको गोलकुंडाका सुल्तान घोषित कर दिया । उसने 
१५४३ fo तक शासन किया | उस समय जब उसकी 
अवस्था wet वर्षकी हो चुकी थी, उसके पुत्र जमशेदने 
उसकी हत्या कर दी। उसने कुतुबशाही वंशकी स्थापना 
की, जिसने गोलकुंडापर १६८७ fo तक राज्य किया | 
१६८७ ई०में झौरंगजेब (दे०)ने गोलकुंडा जीत लिया 
और उसे मुगल साम्राज्यमें मिला लिया । 

कुलीनतावाद-का प्रवेश बंगालके ब्राह्मणोंमें बंगालके दूसरे 
सेन राजा, बल्‍लालसेन (लगभग ११५८-७६) ने किया | 
बादमें उसके पुत्न एवं उत्तराधिकारी लक्ष्मणसेन (लगभग 
११७६-१२०६ Go ) ने इसका विस्तार किया । इस प्रथाका 
मूल उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, परन्तु बादके समयमें यह सामा- 
जिक उत्पीड़नका एक बहुत बड़ा कारण बन गया। 
इसके द्वारा विवाह-सम्बन्ध केवल उन्हीं घरानोंमें सीमित 
कर दिया गया, जिन्हें कुलीन माना जाता था । परिणाम- 
स्वरूप कुलीन ब्राह्मण घरानोंमें वरके भ्रभावमें बहुत-सी 
wart श्रविवाहित रह जाती .थीं। फलतः एक-एक 
कुलीन ब्राह्मणके साथ कई-कई कुलीन कन्याओंका Tea 
बाँध देनेकी प्रथा चली, जिनके भरण-पोषणका कोई 
भार उसके ऊपर नहीं रहता था। इस प्रथासे बहुत-सी 
सामाजिक बुराइयाँ पैदा हो गयीं और उन्नीसवीं शताब्दीके 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे बंगालियोंने इस sare dia विरोध 
किया | यद्यपि इधर हालके aati ag प्रथा उतनी कठोर 
नहीं रह गयी है जितनी पहले थी, तथापि बंगालके Heft 
हिन्दुओंमें यह भ्रव भी वर्तमान है । 

कुलोत्तुड़ः प्रथम-चोल राजा राजेन्द्र प्रथथ (Fo) (१०१२- 
४४ ई०)की .पुत्री भ्रम्भज्भदेवी श्र पूर्वी चालुक्य राजा 
राजराज नरेन्द्र प्रथ (१०२२-६३ ई०)का पुत्र । 
art राजा भ्रधिराजेन्र (१०६७-७० ई०)की मृत्यु 
हो जानेपर वह सिंहासनपर बैठा और इस प्रकार एक नये 
चालुक्य-चोल वंशका सूत्रपात FAT] उसने १०७० से 
११२४ ई० तक राज्य किया | उसके वंशने चोल राज्यपर 
१०७० ko से लेकर १२७६ Fo में उसकी समाप्ति तक 
राज्य किया | वह सुयोग्य शासक था। उसने कलिंगको 
जीता are चोल राज्यमें मालगुजारीकी व्यवस्थाका 
व्यापक संशोधन किया। उसके पूर्ववर्ती चोल राजा 
भ्रधिराजेद्धकी धामिक ग्रसहिष्णुताकी नीतिकें कारण 
श्राचार्य रामानुज (दे०) ter राज्यसे बाहर चले गये 
के । झुलोत्तुड्के राज्यकालमें वे वापस ate wt भर 
चोल राजधानी भीरंगम्‌में रहने लगे। 


कुलीनतावाद-कूचबिहार 


Rae चोल द्वितीय-चा लुक्य-चोल वंशका तीसरा राजा | 


उसने ११३३ से ११५० ई० तक राज्य किया । 
gay Te तृतीय-चालुक्य-चोल वंशका अ्रंतिम राजा । 
उसने ११७८ से १२१८ ई० तक राज्य किया। उसने 
पाण्डय देशपर कई चढ़ाइयां कीं और कुछ समयतक उसे 
अपने अधीन रखा । कहा जाता है कि १२०८ ई० में उसने 
वेज्धि (दे०) पर भी arr किया । परंतु १२१६ ई० 
में उसे Tse शक्तिसे परास्त होना पड़ा और MST राजा 
सुन्दरकी अ्रधीनता स्वीकार करके ही वह अपनी गद्दी 
वापस पा सका । इसके बाद चालुक्य-चोल वंशका पराभव 
हो गया । 
कुल्लूक-एक धर्मशास्त्नज्ञ far, frat जन्म बंगालमें 
हुआ, परंतु काशीमें रहते थे। उनका समय चोदहवीं 
शताब्दीका मध्यकाल है। उन्होंने मनुसंहितापर (दे०) 
“'मन्वर्थमुक्तावली' नामक संस्कृत-टीका लिखी है, जिसका 
हिन्दू समाजपर बहुत व्यापक प्रभाव रहा है। 
कुशीनगर-उत्तर प्रदेशके गोरखपुर frat स्थित आ्राधुनिक 
कसिया । यहांपर गौतम बुद्धने निर्वाण प्राप्त किया था । 
कुषाण-युहारी कबीलेके लोग, जो यायावर जीवन व्यतीत 
करता था। बैक्ट्रियामें बस जानेके बाद इस कबीलेने 
यायावर जीवन त्याग दिया | ईसवी aaa पूर्वकी पहली 
शताब्दीमें उसके भारतपर हमले शुरू हो गये | इस कबीले- 
की कई शाखाएं थीं, जिनमें gor भी थे | अंतमें कुजुल 
कर कदफिंसस (दे०) के नेतृत्वमें कुषाणोंने भ्रन्य चार 
शाखाश्रोंपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कुजुल 
कर कदफिससने बादमें भारतमें कुषाण राजवंशकी 
स्थापना की और भारतीय इतिहासमें वह कंदफ़िसस 
प्रथम' (दे० )के नामसे विख्यात हुआ । कुषाणोंने wreak 
एक विशाल साम्राज्यका विस्तार किया और संभवत्ः 
लगभग ४८६० से २२० Fo तक उसपर राज्य frat) 
भारतके कुषाण राजाओंमें कदफिसस प्रथम, कदफिसंस 
द्वितीय, कनिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव सबसे महत्त्वपूर्ण 
हैं। सामान्य रीतिसे यह माना जाता है कि ve fo से 
प्रचलित ,शक संवत्‌ कुषाणोंने चलाया | 
कुसुमपुर-पाटलिपुत्र (दे०)का दूसरा नाम। 
कूचबिहार-भारतके बंगाल प्रांतता एक नगर और जिला। 
यह तोरसा नदीके किनारे स्थित है और तिस्ता तथा संकोश 
नवियाँ ब्रह्मपुत्रमें मिलनेसे पहले इस जिलेसे होकर गुजरती 
हैं। इसका नाम कोच नामक कबायलियोंके भ्राधारपर 
पड़ा है, जिन्हें बादको, खासकर उनके राजाओंको क्षत्रिय 
समझा जाने लगा। यह जिला कामरूप (झ्रासाम) के प्राचीन 


qn 


कूचा अथवा कुची-कृष्ण 


&& 





हिंदू शासकोंके राज्यका एक अंग था। भास्करवर्मा 
(लगभग ६००-६५० ई०)के कालमें यह राज्य करतोया 
तक फैला हुआ था। लेकिन सोलहवीं शताब्दीके आरंभमें 
बह कामरूपसे अलग हो गया और स्थानीय कोच लोगोंके 
मुखिया विश्वर्सिह द्वारा स्थापित नये राज्यकी राजधानी 
कूचबिहार बन गयी। इस वंशका सबसे बड़ा राजा 
विश्वर्सिहका पुत्र और उसका उत्तराधिकारी' नरनारायण 
(१५४०-८४ ई०) हुआ । इसने आसामका काफी 
बड़ा भूभाग अपने अधीन कर लिया और प्राधुनिक रंगपुर 
जिलेके दक्षिणी stare तक अ्रपनी शक्तिका विस्तार किया । 
वह हिन्दुत्व, कला और साहित्यका बहुत बड़ा पोषक था। 
उसने गौहाटीके निकट कामाख्या देवीके मंदिरका फिरसे 
निर्माण कराया । यह मंदिर काला पहाड़ नामक मुस्लिम 
हमलावर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। वह आ्रासाममें 
वैष्णव धर्मके महान्‌ संस्थापक शंकरदेव (दे०)का संरक्षक 
था। 

उसकी मृत्युके बाद उसके पुत्र और भतीजेमें उत्तरा- 
धिकारका qa fos गया । Tae TAT अरपनेको बचानेके 
लिए मुगल बादशाह अकबरकी अधीनता स्वीकार कर 
लीः। उसका राज्य काफी अरसे तक मुगलोंके भ्रधीन 
बना रहा, किंतु बादको १७७२ ई० में उसपर भोटोंने हमला 
कर feat तत्कालीन राजाने बंगालके TAT वारेन 
हेस्टिग्ससे सहायता मांगी । वारेन हेस्टिग्सने कम्पनीके 
. सैनिकोंकी एक टुकड़ी मददके लिए aa दी जिसने भोटों- 
'को खदेड़कर उन्हें संधि करनेको मजबूर कर दिया। 
कम्पनी aie कूचबिहारके राजाके बीच एक संधि हुई, 
जिसके mete राजाने ईस्ट इंडिया कम्पनीका संरक्षण 
. स्वीकार कर लिया और इसके बदलेमें वह कम्पनीको 
है वार्षिक राजस्व देनेके लिए राजी हो गया । कूचबिहार 
१६३८ fo तक बंगालके गवर्नरके शासनांतगंतः रहा, 
farg इसके बाद इसका नियंत्रण ईस्टने स्टेट्स एजेन्सीके 
सुषुदे कर दिया गया। १६५० fo में इसका विलय 
भारतीय गणतंत्रमें हुआ भर यह पश्चिमी बंगालका एक 
जिला बन गया। (अमानुल्लाह कृत 'क्चबिहारका इतिहास”) 
कूचा अथवा फुची-तुकिस्तानका एक नगर । ईसवी सन्‌की 
प्रारम्भिक शंताब्दियोंमें यह भारतीय संस्कृति, सभ्यता 
(तथा बौद्ध धर्मका महान्‌ केन्द्र था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु 
कुमारजीव॑ (दे०)को इसी नगरसे बन्दी बनाकर चीन 
ले जाया गया था, जहां उसने बौद्ध धर्मके प्रचार-प्रसारमें 

” अपना जीवन लगा दिया । 
“WE, AT आयर (१७२६-१७८३) -अ्रथम ब्रिटिश रेजीमेंटके 
साथ कैप्टनके रूपमें भारत आया । यह रेजीमेंट (३६वीं) 


१७४४ ई० में भारत भेजी गयी थी। कैप्टन HT १७५६ 
ई० में बलाइवके साथ बंगाल गया “और ag कलकत्ताकी 
विजय और पलासीके युद्ध दोनों ही मौकोंपर मौजूद था । 
पलासी युद्धके बाद पराजित फ्रांसीसी सेनाकों उसने ४०० 
मील तक ater, जिसके पुरस्कारस्वरूप वह लेफ्टीनेंट- 
कर्नल बना दिया गया। इसके बाद उसे मद्रास भेजा गया, 
जहाँ पहले उसने उत्तरी सरकारपर अधिकार किया जो 
कई acta फ्रांसीसी आधिपत्यमें था और बादकों २२ 
जनवरी १७६० Fo को विन्दवासके निर्णायक युद्धमें फ्रांसी- 
सियोंको करारी मात देनेवाली ब्रिटिश सेनाका संचालन 
किया । १७६१ ० में पांडिचेरीके अधिग्रहणमें भी उसने 
हिस्सा लिया । १७७६ ई० में क्‍्लेवरिंगकी मृत्युके बाद 
वह गवनेर-जनरलकी परिषद्का सदस्य बनाया गया। 
१७८० ई० में हैदरअलीके विरुद्ध अंग्रेजी फौजका नेतृत्व 
करनेके लिए ag फिर मद्रास भेजा गया । इस बार उसने 
पौर्टोनोवोके युद्ध (जून १७८१) में हैदरअलीको हराया 
तो सही, कितु उसकी यह विजय विन्द्‌वास युद्धके विजेताके 
अनुरूप न थी। बादको हैदरअलीके साथ पालीलुरमें 
एक अन्य युद्धमें कूटको अपनी एक टांगसे हाथ धोना पड़ा । 
इस दुर्घटनाके बाद कूटका पुराना साहस AT पराक्रम 
लुप्त हो गया और १७८२ से १७६३ ई० में अ्रपनी मृत्युके 
समय तक उसने अपनी पुरानी ख्यातिके अ्रनुरूप कोई कार्य 
नहीं किया (Gao सी० बिली कृत "लाइफ आफ सर 
आयर Fz’) 

कूणिक-भ्रजातशत्रु (दे०)को इस नामसे भी सम्बोधित 
किया जाता था। . 

कूना (जिसे सुन्दर नेड्सरन भी कहते हैं)-एक पांड्य 
शासक, जो सातवीं शताब्दी Fo में राज्य करता था। AE 
पहले जैनधर्मानुयायी था, बादमें शैव हो गया। शैव 
होनेके बाद उसने जैनोंपर भारी भ्रत्याचार किये। कहां 
जाता है कि उसने ८००० जैनोंको सूलीपर चढ़वा दिया था । 

क्त्तिवास-एक प्रसिद्ध बंगला कवि, जिसका जन्म १३४६ ई० 
में हुआ । उसने रामायणका संस्कृत भाषासे बेगलामें 
अनुवाद किया है । उसकी रामायणका बंगालमें घर-घरमें 
प्रचार है। 

क्ृष्ण-विष्णुके भ्रवतारके रूपमें इनकी पूजा सारे भारतमें 
होती है। महाभारत और भागवतपुराणमें इनका वर्णन 
मिलता है। 

क्ृष्ण-सातवाहन (Fo) वंशका दूसरा राजा। उसका 
संभाव्य काल २३५ ई० पू० है। उसने सातवाहन राज्य- 
का विस्तार पश्चिममें नासिक तक किया था। 


oe 
qoo 


कृष्ण प्रथम-केरी, विलियभ 


weet निकट बंगालकी खाड़ीमें गिरती है। तुंगभद्रा 


कृष्ण प्रथम-द्वितीय राष्ट्रकूट. (दे०) राजा (७६८-७२ 
fo) । उसने चालुक्यों (दे०) पर राष्ट्रकूटोंका प्रभुत्व 
स्थापित किया और एलोराके sera मंदिर (दे०)का 
निर्माण कराया, जिसे प्राचीन भारतमें वास्तुकलाकी 
सबसे आश्चयंजनक कृति माना जाता है । 

कृष्ण द्वितीय-बादका एक राष्ट्रकूट राजा, जिसने ७७-६१३ 
ई० तक राज्य किया । 

कृष्ण तृतीय-राष्ट्रकूट वंशका अंतिम महान्‌ शासक, जिसने 
६३४६-६८ fo तक राज्य किया । उसके बाद तीन और 
नाममात्रके राजा हुए। 

wots राय-विजयनगरका १५०६ से १५२६ ई० तक 
राजा । विजयनगरके शासकोंमें वह सबसे महान्‌ था। 
उसने बीदरके सुल्तानके हमलेको विफल कर दिया, बीजा- 
पुरके सुल्तान यूसुफ आदिलशाहको युद्धमें परास्त किया 
तथा मार डाला, बादमें बीजापुरसे रायचूरका किला वापस 
ले लिया, जिसके लिए दोनों राज्योंमें लम्बे wae लड़ाई 
चल रही थी। उसने अस्थायी रीतिसे बीजापुरपर भी 
अधिकार कर लिया और कुलबर्गका किला नष्ट कर 

feat) उसने उड़ीसाके राजा प्रतापरुद्रको भी हराया 
और अ्रपता राज्य कृष्णा नदी तक और बादमें तेलंगण 
होकर उड़ीसामें गोदावरी तक विस्तृत किया | दक्षिणमें 
उसने श्रपना राज्य मैसूरमें श्रीरंगपट्टनम (श्रीरंगपट्टम) 
तक विस्तृत किया। इस प्रकार उसके राज्यकालमें 
विजयनगर साम्राज्यके अंतगंत सारा मद्रास प्रांत, उत्तरमें 
उड़ीसाका एक बड़ा भाग तथा सारा मैसूर राज्य AT 
गया था। 

Hoes राय बड़ा वीर तथा पराक्रमी राजा था। 
उसके सम्पकंमें प्रानेवाले सभी व्यक्ति उससे बहुत अधिक 
प्रभावित थे। इनमें नूनिज (दे०) तथा पीस (दे०) 
जैसे विदेशी यात्री भी थे, जो उसके राज्यमें आये ये । 
कृष्णदेव राय स्वयं भी कवि एवं लेखक होनेके कारण 
विद्वानोंका बड़ा आदर करता था। उसने मंदिरों तथा 
विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको प्रचुर मात्रामें दान feat प्रसिद्ध 
तेलुगु कवि भ्रललसानि tea उसका राजकवि था। 

कृष्णराजा-मैसूरके सर WA राजेन्द्रका पुत्र WT उत्तरा- 
घिकारी तथा उदार शासक । १५६६ ई० में वह गद्दीपर 
बैठा । उसने राज्यमें कई प्रशासनिक सुधार किये, जिसके 
फलस्वरूप मैसूर ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यकी एक उन्नत 
रियासत बन गयी । 

कृष्णा-दक्षिण भारतकी एक नदी। यह पश्चिमी घाटसे 


निकलकर पूर्वकी दिशामें बहती है ate ater प्रदेशमें 


इसकी एक शाखा है और रायचूरके निकट इसमें मिलती 
है। दोनों नदियोंके बीचका दोग्राब हथियानेके लिए भ्रनेक 
वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्यमें संघर्ष 
होता रहा । इसके तटपर अमरावती स्थित है, जिसकी 
वास्तुकला तथा मूर्तिकलाकी अ्रपनी विशिष्ट शैली थी, 
जो गांधार शैलीसे प्रतिस्पर्धा करती थी। इसकी घाटी 
अत्यंत sax है, जिससे आबादी अत्यंत सघन हो गयी है । 

केनेडी, art (१७८४-१८४६ ई०)-शिमलाके पर्वतीय 
राज्योंमें, जो १५१६ ई० में ब्रिटिश शासनमें आये, ब्रिटिश 
भारतीय सरकारका एजेंट। उसने सबसे पहले पता 
लगाया कि शिमलाका जलवायु बड़ा स्वास्थ्यप्रद है श्रौर 
“यूरोपीय देशोंसे मिलता-जुलता है। उसने १८२२ ई० 
में सबसे पहले शिमलासें अपना मकान बनवाया। इस 
प्रकार शिमला क्रमिक रीतिसे गर्ियोंमें निवासके लिए 
लोकप्रिय पर्वतीय cart बन गया । बादमें उसे भारत 
सरकारकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। 
केनेडी कई भाषाओंका weer जानकार था और उसने 
अंग्रेजी भाषामें 'एन्शियन्ट हिन्दू माइथालोजी' (प्राचीन 
हिन्दू मिथक) तथा ‘ara फिलासोफी आफ fag’ 
(हिन्दुओंका वेदान्त दर्शन) शीर्षकेसे दो रोचक पुस्तकें 
लिखी हैं । 

केरलपुत्र-अशोकके द्वितीय शिलालेखके अनुसार उसके 
साम्रौज्यके दक्षिणी सीमांत प्रदेशके निवासी। उनके 
देशमें आधुनिक ट्रावणकोर क्षेत्र सम्मिलित था। 

कैरी, विलियम-मूल पेशेसे मोची, बादमें वैपटिस्ट मिशनरी 
बन गया और १७६३ ई० में कलकत्ता आकर अन्य बैपटिस्ट 
मिशनरियोंके साथ श्रीरामपुरमें बस गया । उसने बंगालके 
लोगोंके मध्य ईसाई war प्रचार करनेमें भ्रपता जीवन 
seat कर feat) उंसने बंगला सीखी और अपने मुंशी 
रामराम बसुकी सहायतासे बाइबिलका बंगलामें अनुवाद 
किया । बंगला गद्यमें अन्य पुस्तकोंकी रचना की, जिनमें 
सर्वाधिक प्रसिद्ध कथोपकथन हैं.। उसने बंगलाके दो 
पत्र दिग्द्शन' तथा समाचार दर्पण'के प्रकाशनमें सहायता 
भी दी थी। १८०१० में FA कलकत्ता स्थित फोर्ट 
विलियम कालेजमें संस्कृत और बंगलाका प्राध्यापक हो 
गया और १८३१ ई० में अपनी मृत्यु तक उस पदपर बना 
रहा । WIT इस पदपर रहकर उसने बंगलामें इतिहास, 
दर्शन, कथाओं एवं लोककथाओ्रोंकी अनेक पुस्तकोंफी 
रचनाको प्रोत्साहित किया । शिक्षाविद्के रूपमें केरीने' 
भारतीयोंको पश्चिमी विज्ञान झौर भ्रंग्रेजी साहित्यकी शिक्षा 


ro} 


ete, कर्तल जान-क निग, वाईकाउण्ट (st) 


देनेका समर्थन किया और उसके विचारोंने भारतमें पश्चिमी 
शिक्षाके प्रसारके पक्षमें लाडे विलियम बेन्टिकके निर्णयको 
प्रभावित किया। केरी प्रमुख समाज-सुधारक भी था 
झौर उसके ही कहनेसे १८०२ fo FH are वेलेस्लीने 
गंगा और समुद्रके संगम (गंगासागर) पर शिशुओंकी 
बलि देनेकी प्रथापर रोक लगा दी थी। सती प्रथाकी 
भी केरीने जोरदार शब्दोंमें भत्संना की थी। उसने इस 
सम्बन्धमें हिन्दुओंमें भी लोकमत इतना अनुकूल बना 
लिया कि १८२६ ई० में लार्ड विलियम बेन्टिकने इसपर 
प्रतिबन्ध लगा दिया। शिक्षाविद्‌ और समाज-सुधारकके 
रूपमें भारतीयों द्वारा केरीका आज भी स्मरण किया 
जाता है। (जार्ज स्मिथ कृत 'लाइफ़ आफ़ विलियम Be’) 
Saiz, wit जान-बंगालमें कम्पनीकी सेनाका १७६० Fo 
में कमांडर । उसने नवाब मीर जाफ़रके स्थानपर मीर 
कासिमको नवाब बनानेके लिए वानसिटार्टके षड्यंत्रमें 
भाग लिया । वानसिटार्टके आदेशोंपर वह सेनाके साथ 
मुशिदाबाद जा धमका और नवाबके महलको घेर लिया। 
इस प्रेकार उसने मीर जाफ़रको गद्दी छोड़नेके लिए बाध्य 


कट दिया । उसके बाद मीर कासिमको बंगालका नवाब 


कर दिया गया | 

क्रेशवदेव मंदिर-मथुरामें स्थित। जहांगीर (१६०५-२७ 
ई०)के राज्यकालमें राजा वीरसिंह बुंदेला (दे०)ने 
पहलेसे तोड़े गये इस मन्दिरको फिरसे बनवाया ar 
१६७० ई० में औरंगजेबके gant इस भव्य मंदिरको 
पुनः तोड़ डाला गया और उसी स्थानपर एक मसजिद 
बनायी wit मंदिरकी रत्नजटित मूर्तियोंको उठाकर 
आगरा ले आया गया, जहां उन्हें जहानाराकी मसजिदकी 
सीढ़ियोंके नीचे चिन दिया गया। 

कंकोबाद-सुल्तान बलवन (Fo) aT Tar और उसके सबसे 
बड़े बेटे बुगरा खांका लड़का AT | १२८५७ ई० में सुल्तान 
बलबनकी मृत्यु हो जाने और बुगरा खां द्वारा सल्तनतका 
भार संभालनेसे इनकार कर देनेपर, कैकोबाद, जो Tag 
या age वर्षका तरुण था, दिल्लीका सुल्तान बना । 
परंतु वह सुरा और सुन्दरीमें इतना आसंक्त हो गया कि 
उसने भ्रपना स्वास्थ्य चौपट कर लिया और वह शासनका 
संचालन नहीं FC सका । १२६० ई० में वह अपने ही 
महलके अंदर मार डाला गया। उसकी मृत्युसे दिल्लीके 
सुल्तानोंमें गुलाम वंशका अंत हो गया । 

उसके CAAT १२६० Fo में जलालुद्दीन खिलजी 

(दे०) सुल्तान बना । 

कंश्टस लाइम (नागफनों रेखा)-भारतमें ब्रिटिश राजके 
प्रारम्भिक कालमें एक सूबेसे दूसरे सूबेमें. बिना चुंगी war 


१०१ 
किये मालकी रफ्तनी, विशेषकर देशी राज्योंमें नमककी 
तस्करी रोकनेके लिए २५०० मीलकी लम्बाईमें स्थापित 
की गयी थी। इसकी देखरेख करनेके लिए १२००० 
आदमियोंकी जरूरत पड़ती थी। भारतमें मुक्त व्यापार- 
की प्रगति होनेपर एक हजार मीलकी नागफनीकी झाड़ी 
लाडे नार्थब्रुकके कार्यकालमें और शेष लाडे लिटन (१८७६- 
८० ई०)के कार्यकालमें नष्ट कर दी गयी | 

कैथलकी लड़ाई-१२४० ई० में हुई, जिसमें सुल्ताना रजिया 
(दे०) और उसका पति अल्तूनिया उसके भाई बहरामके 
हाथों पराजित हुए और बंदी बना लिये गये। लड़ाईके 
दूसरे दिन दोनोंको मार डाला गया और बहराम सुल्तान 
बन गया। 

eta, कंप्टन-ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा बर्माके राजा 
(१७७६-१८१६ Fo) बोदापायाके दरबारमें १८०३, 
१८०६ तथा १५११ ई० में दूत बनाकर भेजा गया । पहले 
भेजे गये दूतोंके सदूश कैनिगके साथ भी अच्छा व्यवहार 
नहीं हुआ और उसे भारत तथा बर्माकी सीमाके सम्बन्धमें 
समझौता करानेमें सफलता नहीं मिली । 

ian, वाईकाउंण्ठ (अलं)-भारतका १८५६ से १८६२ 
ई० तक गवनेर-जनरल तथा प्रथम वाइसराय । उसके 
शासनके आरम्भिक कालमें सिपाही-विद्रोह (१८५७-५८), 
सबसे प्रमुख घटना थी, जिसके कारण भारतमें ब्रिटिश 
राज खतरेमें पड़ गया । अपनी संगठन-शक्ति तथा भारत- 
की अधिकांश जनताके निष्क्रिय रहनेके कारण कैंनिंग 
विद्रोहक्ा दमन करनेमें सफल हुआ । विद्रोहके दमनके 
बाद पालियामेण्टने भारतका शासन अच्छे ढंगसे चलानेके 
लिए एक़ कानून बनाया, जिसके अंतर्गत भारतका प्रशासन 
ईस्ट इंडिया कम्पनीके हाथोंसे निकालकर ब्रिटिश सम्राटके 
अधीन कर दिया गया और गवर्नर-जनरलको वाइसराय 
(सम्राटका प्रतिनिधि) बना दिया गया। इस कानूनके 
बन जानेके बाद महारानी विक्टोरियाका घोषणा-पत्र 
(दे०) प्रकाशित हुआ और इस. प्रकार ars कैनिंगने 
प्रथम वाइसरायके रूपमें भारतीय प्रशासनमें नया अध्याय 
प्रारम्भ किया। लार्ड कैनिंगने भारतीयोंसे प्रतिशोध 
लेनेकी अंग्रेजोंकी प्रवृत्तिपर अंकुश लगानेका प्रयास किया, 
जिसके फलस्वरूप उन्होंने क्षमाशील sia’ कहकर 
उसका उपहास उड़ाया । कलकत्ता स्थित अंग्रेज व्यापारियों- 
ने तो महारानीको ग्रावेदन-पत्न देकर लार्ड कैनिंगके वापस 
बुला लेने तककी मांग की, किन्तु उसे भ्रस्वीकार कर दिया 
गया झौर ars कंनिंग भारतमें वाइसराय बना रहा। 
उसने भारतकी सेनाको- पुनर्गठित किया ate श्रायकर, 


- + 0) 
gon (OD 


कैबिनेट सिशन-कंम्पबेल, सर आकिबॉल्ड 





दस प्रतिशतका एकसमान सीमाशुल्क तथा नोटोंका प्रचलन 
कर डांवाडोल आर्थिक स्थितिको पुनः स्थिर बनाया। 
उसने १८५६ ई० में लगान कानून पासकर स्थायी बंदोबस्त- 
के अन्तर्गत असामी काश्तकारोंको सुरक्षा प्रदान की। 
१८६० fo में भारतीय दंड विधान और १८६१ fo F 
जाब्ता फौजदारी बना। १८६२ ई० में एक कानून पास कर 
पुरानी अदालतोंके स्थानपर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 
हाईकोर्ट कायम किये गये । गोरे नील-उत्पादकोंके विरुद्ध 
बंगाल तथा बिहारके असामियोंकी शिकायतोंकी सुनवायी- 
के लिए एक आयोगकी नियुक्ति की गयी । इस रिपोर्टके 
marae नील-उत्पादकोंको असामियोंपर श्रत्याचार 
करनेसे काफी हृदतक रोक दिया गया । ws कंनिंगने 
१८५७ ई० में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बईमें विश्व- 
विद्यालयोंकी स्थापना करके भारतमें नवजागरणके युगका 
श्रीगणेश किया । उसके प्रशासनका अन्तिम महत्त्वपूर्ण 
कार्य १८५६१ ई० में इंडियन कौंसिल एक्ट (दे०) का 
पास होना था, जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन तंत्रमें महत्त्व- 
पूर्ण सुधार हुए और भारतीय विधान मंडलोंमें भारतीयोंको 
. प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ । 
कंबिनेट मिशन-एटली (दे०) मंत्रिमंडल द्वारा १६४४६ ई० 
में भारत भेजा गया । लार्ड पैथिक-लारेन्स प्रतिनिधिमंडल- 
के अध्यक्ष तथा सर wwe क्रिप्स और श्री To ato 
अलेक्जेण्डर उसके सदस्य थे। प्रतिनिधिमंडलने, जो 
अप्रैलमें भारत ar ra था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 
मुस्लिम लीगमें संवैधानिक प्रश्नोंपर पहले समझौता करानेका 
प्रयास किया । लेकिन समझौता-प्रयासोंके विफल होनेपर 
प्रतिनिधिमंडलने भारतकी संवैधानिक प्रगतिके लिए स्वयं 
अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये । बे प्रस्ताव थे : (१) ब्रिटिश 
भारतीय प्रांतोंके संघकी स्थापना, जिसे प्रतिरक्षा, विदेशी 
मामलों तथा संचार व्यवस्थाके नियंत्रणका भ्रधिका र होगा; 
(२) समझौता-वार्ताके बाद भारतीय संघमें देशी रियासतों- 
का प्रवेश; (३) प्रांतों द्वारा अपने इच्छानुसार अपने 
अ्रधीनस्थ संघोंका निर्माण, जिन्हें यह निर्णय करनेका 
श्रधिकार होगा कि संघीय विषयोंके ग्रतिरिक्त ea कौन-कौन 
विषय उनके ग्रधीन रहेंगे; (४) उपर्युक्त तीन प्राविधानोंके 
अनुसार संविधान सभाका गठन, जिसमें भारतका सर्वमान्य 
संविधान बनानेके लिए सभी राजनीतिक पार्टियोंको 
प्रतिनिधित्व प्राप्त drm; (५) इस बीच, भारतीय 
प्रशासनको चलानेके लिए safer राष्ट्रीय सरकारका 
गठन । अंतरिम सरकारमें विभिन्न संम्प्रदायोंके बीच 
सीटोंके बटवा रेके WATT मतभेद उत्पन्न हो जानेके कारण 
कैबिनेट मिशनके प्रस्ताव अ्रस्वीकृत कर दिये गये । 


aaa, अन्तानियो-गोवास्थित पुतंगाली वाइसरायके 
दूतके SIF १५७३ ई० में मुगलों तथा पुतंगालियोंके बीच 
संधिकी wales वार्ता करनेके लिए बादशाह अकबरके 
दरबारमें पहुँचा | कैब्नाल अकबरके दरबारमें दूसरी बार 
१५७८ ई० में आया था। उस समय बादशाहने उससे 
अपने दरबारमें ईसाई धर्मके विद्वानोंकों भिजवानेके लिए 
कहा, जिनसे वह ईसाई धर्मकी विशेषताओ्रोंके बारेमें जान- 
कारी प्राप्त कर सके । उसकी प्रार्थनापर गोवास्थित 
पुतंगाली वाइसरायने फादर भ्रकविवा और फादर मोनसेरेत- 
को अकबरके दरबारमें भेजा । अकबरने उनका स्वागत 
किया और उन्होंने ईसाई धर्मके सम्बन्धमें उसे सही 

. जानकारी करायी | 

कंब्राल, ast अलवारिस-दूसरा पुतंगाली एडमिरल, जो 
वास्कोडिगामाकी रवानगीके ठीक एक वर्ष बाद एक बड़े 
पुतंगाली जहाजी बेड़ेके साथ भारत आया। उसने 
कालीकटमें व्यापारिक कोठी अश्रथवा कारखाना कायम 
किया । कन्नानोर और कोचीनसे उसे काफी तिजारती 
माल मिला। a इस सफल यात्राके उपशत्त पुर्तंगाल 
वापस लौट गया । न 

कंब्राल, HAL जान-एक पुर्तंगाली जेसुइट पादरी । १६३२ 
ई० में जब बादशाह शाहजहाँने हुगलीस्थित पुतंगाली 
बस्तीपर आक्रभण करके अधिकार कर लिया, तब फादर 
art बंगालमें था। उसने एक प्रत्यक्षदर्शकेि रूपमें 
१६३३ ई० में इस घटनाका वर्णन किया था । 

SAH, जनरल-प्रथम मराठा-युद्ध (१७७५-८२ ई०) में 
अंग्रेज सेनाका कुशल नायक । उसने १६ फ़रवरी, १७८१ 
fo को सिपरीमें शिन्देकी सेनाको हराया। 

कंम्पबेल, जान-कम्पनीकी सेदामें नियुक्त एक असैनिक 
अधिकारी, जो १८४७ तथा १८५५४ई० के बीच उड़ीसाका 
प्रशासक था। भारतके गवनेर-जनरल are हाडिब्ज 
प्रथमके निर्देशपर उसने उड़ीसामें प्रचलित नरबलिकी 
प्रथाका उन्मूलन करनेमें प्रमुख भूमिका अदा की । 

कंस्पबेल, सर आकिबाल्ड-प्रथम बर्मी युद्ध (१८२४-२६ 
ई०) में चढ़ाईके लिए भेजी गयी ब्रिटिश सेनाका प्रधान 
सेनापति । उसने बर्मी श्रभियानको संगठित तथा संचालित 
करनेमें अनेक गलतियाँ कीं, जिसके कारण युद्ध निरर्थक 
ही लम्बा चला और सैनिकोंको ऐसी अनेक कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ा जिनसे बचा जा सकता aT | इन 
गलतियोंके बावजूद कैम्पबेलने रंगूनपंर मई, १८२४ Fo 
में कब्जा कर लिया और बर्मी सेनापति बंधुलकी Barat 
पराजित कर दिया। इसके are ही सेनापति बंधुल 


jos 
Serta, सर कांलिन-कोटा, नगर तथा राज्य 


लड़ाईमें मारा गया। अंग्रेज सेना प्रोमपर कब्जा कर 
यांदबू तक बढ़ गयी जो बर्मी राजधानीसे ६० मीलकी 
दूरीपर था । इसके परिणामस्वरूप बमके राजाको कंम्प- 
बेलकी शर्तोंके अनुसार यंदक (१८२६)की संधि करनी 
पड़ी । 

कंम्पबेल, सर कालिन (बादमें लार्ड क्लाइड) (१७६२- 
१८६३ ई०)-यूरोपमें स्पेन प्रायद्वीप तथा नेपोलियनके 
विरुद्ध Tat Ta १८४२ ई० में चीन-युद्धमें भाग लेकर 
ख्याति प्राप्त की । १८५४६ ई० में ब्रिटिश भारतीय सेनामें 
शामिल हुआ | दूसरे सिख-युद्ध (दे०)में ब्रिगेडियरकी 
हैसियतसे लड़ा और नामवरी पायी । इसके बाद इंग्लैंड 
वापस लौट गया । प्रथम स्वाधीनता-संग्रामके समय (जिसे 
अंग्रेज इतिहासकारों 'सिपाही-विद्रोह' लिखा है) एक 
दिनकी नोटिसपर ब्रिटिश सेनाका प्रधान सेनापति नियुक्त 
होकर जुलाई १८५६ ई० में भारत पहुंचा | 

सिपाही-विद्रोह (१८५७-४८ fo) को दबानेमें 

उसका प्रमुख हाथ था। उसने विद्रोहियोंके विरुद्ध अभि- 
यानकी सुविचारित योजना तैयार की, नेपालके जंग बहादुर 
राणाकी सहायता प्राप्त की, नवम्बर १८५७ ई० के मध्य 
लखनऊको मुक्त किया, विद्रोही ग्वालियर सेनासे कानपुरको 
दिसम्बरमें फिर ले लिया, wae तथा रुहेलखंडके विद्रोहका 
बेरहमीसे दमन किया और रानी झांसी तथा तात्या ठोपेका 

: तब तक बराबर पीछा किया, जब तक रानी लड़ाईमें मारी 
नहीं गयी और तात्याकों बन्दी नहीं बना लिया गया। 
तात्याको ata फांतीपर चढ़ा दिया गया । इस प्रकार 
क्म्पबेलने गदरकों दबाने और भारतमें ब्रिटिश राजको 
विजयी बनानेमें महत्त्वपूर्ण योगदान fear 

उसे बादमें जनरल बना दिया गया और ‘are’ at 

पदवी प्रदान की गयी । १८५६३ ई० में मृत्यु होनेपर उसे 
वेस्टमिनिस्टर एबेमें दफनाया watt 

कलास मन्दिर-एलोरा, आन्श्न प्रदेशमें है । वहाँ चट्टानको 
काटकर विरंचित यह मन्दिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम 
(लगभग ७६० ई० में राज्यारोहण)ने बनवाया था। 
यह सारे संसारमें वास्तुकलाकी सबसे श्राश्वयेंजनक 
कृति है। यह समूचा मन्दिर पहाड़ीके एक भागको काठकर 
बनाया गया है और इसका awe अद्वितीय है । 
पत्थरपर इतती सुंदर पालिश की गयी है कि झ्राज भी जो 
लोग मन्दिर देखनेके लिए जाते हैं, उतका प्रतिबिब उसमें 
स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 

क्वोंकण-एक सामुद्रिक पट्टी, जो उत्तरमें दमनसे लेकर दक्षिणमें 
कनारा तक तथा पूर्वमें पश्चिमी घाटसे लेकर पश्चिममें 





fod 


अरब सागरके तट तक फैली हुई है। इस क्षेत्रमें तूफानके 
साथ वर्षा बहुत होती है। समुद्री किनारा काफी ऊँचा- 
नीचा और बीहड़ है । इसके फलस्वरूप समुद्री डाकुग्रोंके 
लिए कोंकणके तठपर समुद्री डकैती डालना सरल होता था । 
१८१२ fo में ag समुद्री shat समाप्त कर दी गयी । 
कोंटी, निकोलो डी-एक इटालवी यात्री, जो पद्वहवीं 
शताब्दीके प्रारंभमें भारत आया। १४२० fo Ha 
देवराय द्वितीय (दे० )के शासनके समय विजयनगरमें था | 
उसने इस नगरका रोचक वर्णन किया है । उसका अनुमान 
है कि नगर ६० मीलके दायरेमें फैला था, उसकी किलेबंदी 
बहुत मजबूत और ग्राबादी घनी थी तथा उसमें युद्धकलामें 
प्रवीण ६० हजार लोग निवास करते थे । राजाकी कई 
रानियाँ थीं तथा रानियोंमें भी सती प्रथा (Zo) प्रचलित थी। 





कोंडपलली-विजयनगर साम्राज्यके अंतर्गत एक दुर्ग, जिसपर <. 


बहमनी सुल्तान मुहम्मदशाह तृतीयने १४८१ ई० में 
अधिकार कर लिया। उसने दुर्गके भीतर एक मन्दिरमें 
पूजा करनेवाले कुछ ब्राह्मण पुरोहितोंकों अपने हाथसे 
मार डाला और इस प्रकार गाज़ी'की उपाधि प्राप्त की, 
जिसपर ag बहुत TH करता था । 

कोचीन-मलाबार समुद्र तटपर स्थित i १६वीं शताब्दीके 
आरम्भमें यह हिन्दू राज्य था लेकिन कालीकटके पड़ोसी 
हिन्दू राज्यसे इसके सम्बन्ध अमैत्रीपूर्ण चल रहे थे । 
इसने पुर्तगाली यात्री कैब्रालको आश्रय दिया और 
पुतंगालियोंके सांथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये। 
पुतंगालियोंने कोचीनमें अपनी एक कोठी स्थापित की । 
कुछ ही समयमें पुर्तगालियोंने हिंदू राजाको शक्तिहीन 
बना दिया । १६६२ fo में sa लोगोंने पुर्तंगालियोंको 
कोचीनसे खदेड़ भगाया । श्रठारहवीं शताब्दीमें कोचीनका 
राजा मैसूरके secret (दे०)का सामंत बन गया। 
किन्तु टीपू सुलतान (दे०)की पराजयके बाद यह ब्रिटिश 
आधिपत्यमें श्रा गया और अंग्रेजोंने इसे भारतमें श्रपनी एक 
संरक्षित रियासत बना लिया | 

कोटाकी लड़ाई-कनेल मौन्सनके नेतृत्वमें ईस्ट इंडिया कम्पनी- 
की सेनाओं और होल्करकी सेनाओंके बीच १८०४० में 
हुई । इस लड़ाईमें कर्नल मौन्सन हार गया श्रौर भ्रागरेकी 
तरफ भागा। ATE वेलेस्लीके प्रशासनकालमें कम्पनीने 
अनेक लड़ाइयाँ जीतीं, परन्तु इस लड़ाईमें उसे हार खानी 
पड़ी । 

कोटा, नगर तथा राज्य-दिललीसे २५० मीलकी FAI, 
राजपूतानामें चम्बलके दाहिने तटपर स्थित । इस राज्यकी 
स्थापना १६२५ ई० में बादशाह शाहजहाँने की । शाहजहाँ- 


- 4o¥ vot 


ने गद्दीपर बैठनेसे पूर्व जब अपने पिता जहाँगीरके विरुद् 
विद्रोह किया था, तब बूंदीके छोटे राजकुमारने उसकी 
मदद की थी। इसके पुरस्कारमें शाहजहाँने उसे कोटा 
दे दिया | मा १६४८ ई० में कोटा रियासतका विलयन 
राजस्थान संघमें कर दिया गया। 

कोड़ा जहानाबाद-इलाहाबाद जिलेके निकट । ईस्ट इंडिया 
कम्पनीने बक्सरकी लड़ाई (१७६४ ई०)के बाद इसे 
अवधके नवाबसे ले लिया और १७६५ ई० में इलाहाबाद 
जिलेके साथ बादशाह शाह भ्रालमको दे दिया । बादशाहने 
बंगालकी दीवानी कम्पनीकों सौंप दी और कम्पनीने इसके 
बदलेमें बादशाहको प्रतिवर्ष २६ लाख रुपया खिराज 
देना स्वीकार कर लिथा। इसके बाद ही शाह आलमने 
कोड़ा और इलाहाबाद जिले मराठोंकों दे दिये । बादमें 
उनसे ये जिले छीन लिये गये और इनको ब्रिटिश भारतीय 
साम्राज्यमें मिला दिया गया । 

कोप्पम्की लड़ाई-कल्याणीके चालुक्य राजा सोमेश्वर 
(दे०) तथा चोल राजा राजाधिराजके बीच ११५२ 
अथवा ११५३ ई० में हुईं। इस लड़ाईमें चोल राजा हार 
गया और मारा गया। चालुक्य और चोल राजाओंमें 
आये दिन होनेवाली लड़ाइयोंमें यह मुख्य लड़ाई थी । 

कोमारोफ-एक रूसी जनरल | १८८४ ई० में उसने अफ- 
गानोंको मर्वसे सौ मील दंक्षिण पंजदेहमें अपनी चौकी 
हटानेपर मजबूर कर दिया, जिससे एक संकटपूर्ण स्थिति 
उत्पन्न हो गयी। रूसका कहना था कि १८८४ ई० में 
Rage उसका अधिकार हो जानेके बाद पंजदेह उसके 
इलाकेमें at गया है, परन्तु ब्रिटिश सरकार उसे AH 
गानिस्तानका इलाका मानती थी और उसपर et 
अ्रधिकार॒कों अफगानिस्तानकी क्षेत्रीय भ्रखंडत।के लिए 
खतरा समझती थी। इस प्रकार कोमारोफकी काररवाई- 
के फलस्वरूप पंजदेहकी घटना (दे०) घटित हुई । 

कोयस्बदूर जिला-टीपू सुल्तान (दे०)के शासनकालमें मैसूर 
राज्यका एक ant | अंतिम मैसूर-युद्धमें उसकी पराजय 
और मृत्युके बाद १७६६ ई० में कोयम्बदूर भारतीय ब्रिटिश 
साम्राज्यमें मिला लिया गया । 

कोरेगांवकी लड़ाई-१८१८ fo में तीसरे मराठा-युद्धके 
दौरान पेशवा बाजीराव द्वितीय और मअंग्रेजोंके बीच हुई । 
इस लड़ाईमें पेशवा हार गया और अंतमें उसने सर जान 
मैलकमके सामने झ्ात्मसमर्पण कर दिया । 

कोकें-ईसवी aan प्रारम्भिक शताब्दियोंमें तिन्नेवेल्ली tere 
एक प्रमुख बंदरगाह | मोतियोंके व्यपारका यह मुख्य 
स्थान था। समुद्रतटमें परिवर्तत हो जानेसे दी्घंकालसे 


कोड़ा जहानाबाद-कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्ल 
यह स्थान चारों ओर स्थलसे घिर गया है। यहाँपर अनेक 
जैन मंदिर हैं । 
कोर्ट- आफ डाइरेक्टर्स-देखिये, कोर्ट are प्रोप्राइटर्स' | 
कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स-में ईस्ट इंडिया कम्पनीके शेयर gest 
होते थे। वे प्रतिवर्ष चौबीस निदेशकों (डाइरेक्टरों)को 
चुनते थे जो कम्पनीके कार्यकलापोंका प्रबन्ध करते थे। 
ew कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्सकों कोर्ट आफ डायरेक्ट्सके 
कार्योका निरीक्षण करनेका अधिकार था और उसकी बैठकें 
हंगामी हुआ करती थीं। उसकी सारी कार्यवाही सिर्फ 
हानि-लाभकी दृष्टिसि संचालित होती थी। प्रतिद्वन्द्द 
गुट alae चुनावोंके समय डाइरेक्टरोंको बनाते, हठाते 
और अपने वोट बढ़ानेके लिए शेयरोंकों खरीदते व बाँटते ये । 
इससे भ्रष्टाचार खूब TaN | फलत: रेग्यूलेटिंग ऐक्ट 
१७७३ fo के जरिये कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्सकी बैठकमें 
मत देनेकी योग्यता ५०० पौण्डसे बढ़ाकर १ हजार पौण्डका 
शेयर कर दी गयी | इसके झलावा अब यह कोर्ट चार aa 
कार्यकालके लिए एक ade सिर्फ छः डाइरेक्टर चुन सकता 
था। फिर भी कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स सिर्फ व्यापार और 
वाणिज्यमें दिलचस्पी रखनेवाले व्यापारियोंकी संस्था बनी 
रही और वह कोर्ट आफ डाइरेक्ट्सके निर्गेयोंकों बहुत हद 
तक प्रभावित कंरती थी । इस बीच कोर्ट आफ STRICT 
ऊपर भारतमें बढ़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्यके प्रशासनकी 
देखरेख करनेका दायित्व at गया था। फलतः free 
इंडिया dae (दे०)के द्वारा कोर्ट आफ डाइरेक्टर्सके कार्यका 
निरीक्षण करनेके लिए बोर्ड आफ कंट्रोल स्थापित किया 
गया । इसके बाद कोर्ट आफ डाइरेक्ट्सकी ऐसी किसी कार्ये- 
वाहीको रद्द करने या उसमें हेर-फेर करनेका अधिकार 
कोर्ट आफ प्रोप्राइटसंको न रहा जिसे बोर्ड आफ कंट्रोलकी 
स्वीकृति मिल चुकी हो । इस प्रकार कोर्ट आफ प्रोप्राइटसको 
अब भारतीय राजनीतिको प्रभावित करनेक। कोई अधिकार 
नहीं रहा । किन्तु कोर्ट aT डाइरेक्टर्स भारतमें ब्रिटिश 
राज्यको चलानेका माध्यम बना रहा, हालांकि समय 
बीतनेके साथ भारतीय प्रशासनपर बोर्ड आफ कण्ट्रोलके 
अध्यक्षका अंकुश अधिकाधिक बढ़ता गया। फिर भी 
डाइरेक्टरोंके हाथमें इतनी शक्ति भ्रव भी थी कि उन्होंने 
लार्ड वेलेस्ली और ars एलेनबरीको कार्यकाल समाप्त 
होनेसे पहले ही इंग्लैण्ड वापस बुला लेनेके लिए बाध्य 
कर दिया । १८५४८ ई० में ब्रिटिश ware द्वारा भारतका 
प्रशासन अपने हाथमें ले लिये जानेके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया 
कम्पनी भंग कर दी गयी और उसके साथ ही उसकी कायें- 
कारणी अर्थात्‌ कोर्ट urn डाइरेक्ट्सका भ्रस्तित्व भी 
समाप्त हो गया | 


1०58 
कोर्ट, जनरल क्लाइड आगस्ट-कौसिल आफ स्टेट (राज्य परिषद्‌) 


कोर्ट, जनरल FATES आगस्ट-एक फ्रांसीसी सैनिक HAT, 
जो १८५२७ ई० में पंजाबके महाराज रणजीतर्सिह 
(दे०) की फौजमें नियुक्त हुआ । उसने रणजीतसिंहके 
तोपखानेका पुनर्गठन करके उसमें भारी सुधार किये। 
किन्तु रणजीतसिंहकी मृत्युके बाद न जाने किस वजहसे 
सिख सेनाका उसपर विश्वास समाप्त हो गया और उसने 
कोर्टपर हमली कर दिया। किन्तु एक फ्रांसीसी सहयोगी 
वेंतुराकी मददसे उसकी जान बच गयी। वह लाहौरसे 
फ्रांस चला गया, जहाँ वह विस्मृतिके गर्भमें विलीन हो गया । 
फोल्लम-त्रावणकोरके क्विलोन नगरका पुराना दाम । 
ख्याल किया जाता है कि कोललम नगरकी स्थापनापर 
HAH संवत्‌ चलाया गया, जो ८५२४-२५ ई० में प्रचलित 
हुआ । प्राचीन चेर राज्यके कई अभिलेखोंमें इस संवत्‌का 
प्रयोग किया गया है। 
कोल्हापुर-एक शहरका भी नाम और राज्यका भी, 
जिसपर शिवाजीका दूसरः पुत्र शासन करता था। तीसरे 
मराठा-युद्धके बाद यह अंग्रेजोंका रक्षित राज्य हो गया 
AIX १६४८ ई० में भारत संघमें विलयन होते तक एक 
छोटा-सा अधीनस्थ रक्षित राज्य बना रहा | 
कोशल-इस नामके दो प्राचीन राज्य थे। पहला, उत्तर भा रतमें 
था जो अवधके भूभागमें स्थित था। इसकी राजधानी 
अयोध्या थी । दूसरा, दक्षिण भारतमें महानदीकी उत्तरी 
घाटीमें स्थित था । समुद्रगुप्त (लगभग ३३०-३८० Fo) 
के इलाहाबाद स्तम्भलेखमें दक्षिणवाले कोशलके राजा 
महेन्द्रका उल्लेख मिलता है, जिसने समुद्रगुप्तकी अधीनता 
स्वीकार कर ली। दक्षिणके कोशल राज्यमें आधुनिक 
विलासपुर, रायपुर तथा संभलपुर जिले सम्मिलित थे । 
उसकी राजधानी श्रीपुर थी, जो आजभी 'रायपुर जिलेमें 
वर्तमान है । इसने भारतीय इतिहासमें कोई महत्त्वपूर्ण 
भूमिका नहीं अदा की । 
परन्तु उत्तरका कोशल राज्य प्राचोन भारतीय अनु- 
श्रुतियों तथा इतिहासमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 
इसकी गौरवगाथा वाल्मीकिकी रामायणमें अंकित है, 
जिसमें उसके राजा दशरथ और उनके पुत्र रामका यशो- 
गान है। ऐतिहासिक कालमें कोशल काफी बड़ा राज्य 
था । छठी शताब्दी ई० के श्रासपास भारत जिन सोलह 
महाजनपदों (राज्यों) में विभाजित था, उनमें कोशल 
भी था। उसके तीन प्रधान नगर थे--भयोध्या, साकेत 
तथा श्रावस्ती । इसके राजा भ्रपनेको इक्ष्वाकुका वंशज 
कहते थे। इक्ष्वाकुके कुछ वंशजोंका उल्लेख बेदोंमें भी 
मिलता है। कोशलका पहला ऐतिहासिक राजा प्रसेन- 


१०५ 


जित था जो मगधके राजा बिबसारका समस|मयिक था | 
ant राजा गोतम get समसामयिक थे। कोशल 
और मगधमें शक्ति प्राप्त करनेके fac dia प्रतिद्वन्द्रिता 
चल रही थी। अंतमें अजातशत्रु (लगभग ४६४-४६७ 
ई०पू०)के राज्यकालमें मगधने कोशलको हड़प लिया। 
फोहनूर-एक संसार-प्रसिद्ध हीरा । यह मुगल बादशाहोंके 
ताजमें संलग्न था, परन्तु नादिरशाह इसे लूट ले गया। 
उसकी मृत्युपर यह अहमदशाह अब्दाली (दे०)को मिला | 
उसके एक वंशज शाह शुजासे यह महाराज रणजीतर्सिहको 
मिला और उतके वंशजसे ब्रिटिश भारतीय सरकारने ले 
लिया और महारानी विक्टोरियाको प्रपित कर दिया । 
अब यह इंलंण्डके राजमुकुटकी शोभा बढ़ा रहा है । 
कौण्डिन्य-कंबोडियामें सुरक्षित अनुश्रुतियोंके अनुसार एक 
भारतीय ब्राह्मण जिसने कम्बुज देश (दे०)के राज्यकी 
स्थापना की | कम्बुज देशको ही अरब 'कम्बोडिय।' कहते हैं । 
कॉसिल आफ स्टेट (राज्य परिषद्‌ )-भारतीय शासन विधान 
१६१६ ई०के अधीन इसका संघटन हुआ, जिसके द्वारा 
ब्रिटिश भारतमें दो सदनोंवाले विधानमण्डलकी स्थापना 
की गयी । इसी विधानमंडलका उच्च सदन “राज्य परिषद्‌” , 
कहलाता था। इसकी सदस्य संख्या ६१ रखी गयी, 
जिनमेंसे ३४ का निर्वाचन व १० अधिकारियों तथा शेष 
गैर-सरकारी संदस्योंका मनोनयन होता था। निर्वाच॑नमें 
सम्पत्तिशाली व्यक्तियोंको ही मतदानका अधिकार दिया * 
गया था । परिषद्के सदस्योंमेंसे ही किसी एक को गवर्नर- 
जनरल उसका अध्यक्ष मनोनीत करता था। परिषद्को 
निचले aaah साथ (जिसे केन्द्रीय विधान सभाके नामसे 
पुकारा जाता था) समन्‍्वयकारी अधिकार प्रदान किये गये, 
किन्तु अनुदान सम्बन्धी मांगें निचले सदनमें ही पेश की जा 
सकती थीं। राज्य परिषद्से आशा की जाती थी कि ag 
केन्द्रीय विधान सभाकी संभाव्य उदार और लोकतांत्विक 
प्रवृत्तियोंपर अंकुश रखे । इसने काफी हृद तक इस 
मन्तव्यको पूरा किया। भारतीय शासनविधान १६३५ 
fo के अंतर्गत इसकी सदस्य संख्या एवं इसका महत्त्व बढ़ 
गया | Ha इसमें २६० सदस्य होते थे, जिनमें १५६ सदस्य 
ब्रिटिश भारतके थे और १०४ सदस्य भारतीय day 
शामिल होनेवाली रियासतोंके | ब्रिटिश भारतके १५६ मेंसे 
छ: सदस्य अल्पसंख्यकों, दलित वर्ग wk महिलाझरोंको 
समुचित प्रतिनिधित्व देनेके लिए गवरनर-जनरल द्वारा मनो- 
ata किये जाने और शेष १५० का चुनाव साम्प्रदायिक 
ग्राधारपर किये जानेकी व्यवस्था की गयी। मताधिकार 
काफी सीमित रखा गया। रियासतोंके सभी १०४ 





108 
१०६ 


कौटिल्य-क्यरी, सर फ्रेडरिक 





सदस्योंको नियुक्त करनेका अधिकार वहाँके राजाओ्रोंको 
दिया गया। इस प्रकार २६० सदस्योंके सदनमें ११० 
केन्द्रीय और रियासती सरकारों द्वारा मनोनीत किये जानेकी 
व्यवस्था की गयी | यह राज्य परिषद्‌ स्थायी संस्था थी 
और भंग नहीं की जा सकती थी। उसके एक तिहाई 
सदस्य हर तीसरे साल निवृत्त होते थे और किसी भी 
हालतमें एक सदस्यका कार्यकाल नौ वर्षसे अधिक नहीं 
हो सकता था । परिबद्कों सभी मामलोंमें जिनमें वित्तीय 
मामले भी शामिल थे, विधान सभा (निचले सदन)के 
साथ लगभग समान अधिकार प्राप्त थे । इस प्रकार ATT 
तीय शासनविधान १६३५ ई० द्वारा गठित यह राज्य परि- 
aq केन्द्रमें वास्तविक उत्तरदायी सरकारके विकासकी 
दिशामें गंभीर बाधा थी। लेकिन १६३५ ई० के इस विधान- 
का राज्यं परिषद्‌ सम्बन्धी apr पूरी तरह लागू भी न हो 
पाया था कि भारत स्वाधीन हो गया । स्वाधीनताके बाद 
भारतने जो नया संविधान स्वीकार किया, उसके अंतर्गत 
: इस राज्य परिषद्को राज्य सभा (दे०)में बदल दिया गया | 
, राज्य सभाका गठन और स्तर पुरानी राज्य परिषद्से 
बहुत भिन्न प्रकारका है । 
कोटिल्य (जिसे चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त भी कहते हैं)- 
तक्षशिला-निवासी एक ब्राह्मण । मुद्राराक्षस (दे०) नाटक- 
में सुरक्षित अनुश्रुतियोंके अनुसार ag पाटलिपुत्र (दे०) 
चला आया, जहाँ राजा नंद (दे०)ने उसे अपमानित 
किया । भ्रपमानका बदला लेनेके लिए वह चन्द्रगुप्त 
Waa fat गया और उसे नंदको पराजित करने तथा 
मार डालने और मगधके सिंहासनपर स्वयं बेठ जानेमें 
मदद दी । इसके बाद वह उसका प्रधान भ्रमात्य बन गया 
और मगध राज्यपर उसका अधिकार सुदृढ़ बनाने तथा 
राज्यका शासन-प्रबंध करनेमें उसकी सहायता की । 
यह पता नहीं है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब हुई। 
कौटिल्यने 'श्रथंशास्त्र' की रचना की जो संस्क्ृतमें राजशास्त्र- 
का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। यद्यपि चंद्रगुप्त मौर्य (लगभग 
३२२-२६८ ई० पू०) के mara कौटिल्य (अथवा 
_ चाणक्य reat विष्णुगुप्त) तथा भश्र्थंशास्त्रके रचयिता 
कौटिल्यको एक ही व्यक्ति माना जाता है, तथापि अर्थशास्त्र- 
को चौथी शताब्दी ई० go की रचना माननेमें TAH 
कठिताइयाँ उपस्थित होती हैं। अर्थशास्त्रमें चीनका 
उल्लेख मिलता है। उसमें राजभाषाके रूपमें संस्क्ृतका 
. व्यवहार मिलतां है। उसमें राज्याधिकारियोंके जो पद 
* जैसे संधाता प्रादि) दिये गये हैं, उनमेंसे किसीका उल्लेख 
“अशोकके शिलालेखोंमें नहीं मिलता । इन सब कारणोंसे 


अर्थशास्त्रको प्रारम्भिक मौर्य राजाओंके कालकी रचना ग, 
मानकर बादके कालकी रचना माना जाता है। परन्तु 
इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारतीय 
राजशास्त्रपर उसका अमिट प्रभाव पड़ा । 

कौरव-इन्द्रप्रस्थके राजा धृतराष्ट्रके पुत्र । इन्द्रप्रस्थ दिल्लीके 
निकट स्थित था, जहाँ ais इन्दरपत गाँव बसा हुम्ना है । 
पांडव (पांडुके पुत्र) (दे०) कौरवोंके wat भाई थे । 
कौरवों और पांडवोंकी प्रतिद्वन्द्विता तथा उनका युद्ध महा- 
भारतकी मुख्य कथावस्तु है । 

कौराल-दक्षिणका एक राज्य, जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त 
(दे०)के इलाहाबाद स्तम्भ-लेखमें है । उसका राजा मंत्र- 
राज गुप्त सम्राट्‌ द्वारा पराजित हुआ । बादमें समुद्रगुप्तने 
उसे फिर गद्दीपर बैठा दिया । कौराल राज्य कहाँ था, 
यह अभीतक निश्चित रूपसे पता नहीं चल सका है । 

कौस्थलपुर-दक्षिण भारतका एक राज्य, जिसके राजा धनंजय- 
को समुद्रगुप्त (दे०)ने सिंहासनसे उतार दिया। बादमें 
समुद्रगुप्तने उसका राज्य उसे लौटा दिया | यह aera: 
उत्तरी arate जिलेमें स्थित था । 

क्यूरी, सर फ्रेडरिक (१७६६-१८७५ )-कम्पनीकी कावेनेंटेड 
सिविल सर्विसमें १८२० ई० में प्रविष्ठट और १८४२० 
विदेश सचिव | वह गवर्नर-जनरलके स्टाफमें भी रहा । 
ae १८४५-४६ ई० में प्रथम सिखयुद्ध (दे०)के दौरान 
कमांडर-इन-चीफ था। उसने लाहौरकी संधि की, जिसके 
फलस्वरूप युद्ध समाप्त हो गया | इसके बाद वह ६ भ्रप्रैल 
१८४८ fo को लाहौरमें ब्रिटिश रेजीडेंट नियुक्त हुआ | «- 
जब मुल्तानके बर्खास्त सिख wae मूलराजने वहाँ उपद्रव 
शुरू किया और २० अप्रैलको दो ब्रिटिश अ्रफसरोंको मार 
डाला तो सर फ्रेडरिकने मुल्तानके fastest cary श्र 
शहरकी घेराबंदी करनेका भ्रसफल प्रयास किया । उसने 
हजारा जिलेके सिख vate शेरसिंहको मुल्तानकी घेरा- 
बंदी करनेवाली फौजोंकी मददके लिए भेजा, किन्तु शेरसिंह 
जाकर मूलराजसे मिल गया और सर फ्रेडरिकके प्रयास 
पूरी तरह विफल हो गये । इसके बाद शीघ्र ही १८४८- 
४६ ई० में दूसरा सिख-युद्ध (दे०) fos गया । सिखोंकी 
बुरी तरह पराजय हुई और उनकी राजसत्ता एकदम समाप्त 
हो -गयी । पंजाबको ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यमें मिला 
लिया wat) उंसने १५५३ ई० में शासनसे भंवकाश 
ग्रहण क्रिया और १८५४ ई०में वह ईस्ट इंडिया कम्पनीका 
डायरेक्टर चुना गया । १५५७ ई० में उसे चेयरमेन बनाया 
गया । इसके एक वर्ष बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी समाप्त 
हुई ate उसे इंडिया कॉंसिलका सदस्य नियुक्त किया 
गया । १८७५ ई७ में उसकी मृत्यु-हों गयी \ 


iot 
fra, सर रिचर्ड स्टेफोरड-क्लॉंइंवं, लार्ड cad 


क्रिप्स, सर रिचर्ड स्टेफोर्ड (१८८६-१६५२)-ब्रिटेतका 
प्रख्यात राजनीतिज्ञ, वकील और मजदूर दल (लेबर 
पार्टी)का विशिष्ट सदस्य । १६९३६ ई० में उसे. मजदूर 
दलसे निष्कासित कर दिया गया था, १६४० ई० में प्रधान- 
मंत्री चचिलने सोवियत संघमें राजदूत नियुक्त किया, 
जहाँ उसने seus और wah बीच करार कराया | 
१६४२ ई० में वह ars प्रिवी सील, कामन सभाका नेता 
और युद्ध मंत्रिमंडलका सदस्य नियुक्त किया गया । भारतमें 
लागू किये जानेवाले संवैधानिक परिवर्तनोंके संबंधमें 
उसका दृष्टिकोण उदार समझा जाता था। भारत की 
राजनीतिक और संवैधानिक sacar शांतिपूर्वक 
हल करानेके लिए उसे दो बार--पहले १६४२ fo 
और दुबारा १६४६ Loh भारत भेजा गया। १६४२ 
ई० में क्रिप्सने भारतमें संविधानके विकासके लिए कुछ 
सुझाव दिये, जिन्हें 'क्रिप्स-प्रस्ताव के MA जाता जाता है । 
इन प्रस्तावोंमें ब्रिटिश सरकारके इस इरादेको दोहराया 
गया कि युद्ध समाप्त होनेके बाद यथाशीघ्र भारतीय 
संघकी स्थापना कर दी जायगी, जिसका स्तर ब्रिटिश 
राष्ट्रमंडलके राज्यका-सा होगा । इस लक्ष्यकी पूर्तिके लिए 
क्रिप्स-प्रस्तावमें आगे कहा गया था कि प्रांतीय विधान- 
मंडलों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा ब्रिटिश सरकारके 
साथ भावी सम्बन्धोंके बारेमें एक संधि करेगी । भारतको 
राष्ट्रमंडलसे oat होने, भारतीय राज्योंको भारतीय 
संघमें शामिल होने न होने और किसी भी भारतीय प्रांतको 
प्रस्तावित भारतीय संघसे बाहर रहने और वतंमान संवि- 
धान बनाये रखनेकी छूट रहेगी । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस- 
ने उसे इस आधारपर भ्रस्वीकार कर दिया कि उसमें भारत- 
को 'शपनिवेशिक स्वराज्य' तत्काल देनेकी ata नहीं कही 
गयी थी । १६४६ ई० में क्रिप्सने कैबिनेट मिशन (दे०)के 
सदस्यकी हैसियतसे प्रस्ताव पेश किया, जिसमें ब्रिटिश 
भारतीय प्रांतोंका ऐसा संघ बनानेका सुझाव दिया गया था, 
जिसके नियंत्रणमें रक्षा, विदेश और संचार सम्बन्धी सभी 
मामले रहते । उक्त प्रस्तावके अनुसार देशी रियासतें 
भी बातचीतके बाद संघमें शामिल हो सकती थीं। 
प्रांतोंकों संघके seta अपन[ उप-संघ बनांनेकी स्वतंत्रता 
थी। इस सम्बन्धमें बाकी सब बातें विस्तारसे तय करनेका 
अधिकार संविधान सभाको दिया गया था और परिवर्तनोंके 
पूरी तरह लागू होने तक Hat ae दलोंकी प्रंतरिम 
राष्ट्रीय सरकार बनानेका प्राविधान था। कांग्रेस भ्रौर 
मुस्लिम लीगकी शत्रुता दूर न की जा सकी ate कैबिनेट 
मिशन प्रस्ताव, जिपके तैयार करनेमें क्रिप्सका काफी 
बड़ा हाथ था, ठुकरा दिया गया । 





१०७ 





क्रिवी, लार्ड-१६९११-१२ fo में ब्रिटिश सरकारका भारते- 
मंत्री । ware जाज पंचमके भारत पधारनेपर क्रिवीने 
दिल्लीमें दरबारका आयोजन किया । इस समय 
राजधानीको कलकत्तासे दिल्‍ली लानेकी घोषणा भी की 
गयी | इसके भ्रलावा जिन अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तनोंकी 
घोषणा की गयी थी, उनमें बंग-विभाजनको रद्द करते हुए 
उसे सपरिषद्‌ गवर्नरके अन्तर्गत करना, बिहार और उड़ीसा- 
को बंगालसे पृथक्‌ करना, बिहार, उड़ीसा ATT छोटा नागपुर- 
के लिए लेफिटनेंट-गवर्नरका तथा पद चालू करना तथा 
आसामका दर्जा घटाकर फिर चीफ कमिश्नरीके स्तरपर 
ले आना शामिल था। इस प्रकार भारतीय प्रशासनमें 
होनेवाले अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनोंके साथ ars क्रिवीका 
नाम जुड़ा हुआ है । 

क्रेटिरास-सिकंदरके साथ पंजाबके अभियानमें भाग लेनेके 
लिए जो यूनानी सेनापति ot, उनमें सबसे वफादार 
और योग्य । सिकंदर उसको “बिलकुल अपने समान 
मानता था । उसने कर्रीके मैदानवाली लड़ाईमें भाग 
लिया था, जिसमें पुरु (दे०)की हार हुई थी। बादमें 
उसने सिंधु नदीके दाहिने किनारे-किनारे दक्षिणी पंजाब 
तथा सिंध होकर वांपस लौटनेवाली यूनानी सेन।का नेतृत्व 
किया । अंतमें ag विजयी यूनानी सेनाओंको कंदहार 
are सीसतान (शकस्थान)के मार्गसे बेबिलोन वापस 
ले गया। 

क्रोमर, ईवलिन बारिग, लार्ड (१८४१-१६१७)-१८७७ 
fo में frat afer पंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ash सदस्यकी 
हैसियतसे सावंजनिक वित्त -प्रबंधके विशेषज्ञके रूपमें 
विख्यात | १८८० fo में ag वाइसरायकी कार्यकारिणी 
परिषद्के वित्तीय सदस्यकी हैसियतसे भारत आाया। 
उसने इस पदपर तीन वर्षों तक सफलतापूर्वक कार्य किया । 
१८६२ ई० में उसे 'लार्ड की उपाधिसे विभूषित किया गया। 
इसीके बाद frat अ्रपने शासन-प्रबंधके लिए उसने aie 
भी नाम कमाया । 

फ्लाइड,कालिन फंम्पबेल,लार्ड-देखि ये, कैम्पबेल, सर कालिन'। 

क्लाइव, ATE राबर्ट--जन्म १७२५ ई० में। वह नवयुवकके 
रूपमें भारत झाया, ओर मद्रासमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
लिपिक (क्लकं) care नियुक्त हो गया। बादेमें उसे 
कम्पनीकी सैनिक सेवामें काम करनेकी प्रनुमति मिल गयी .। 
१७५१० में २६ वर्षकी उम्रमें ही वह कंप्टेन हो गया । 
इस समय कर्नाटक (दे०) में प्रंग्रेजों भोर फ्रांसीसियोंके बीच 
वूसरी लड़ाई छिड़ी हुई थी। फ्रांसीसियोंके भ्ाश्ित 
चंदा साहबने भंग्रेजोंके भाश्वित मुहम्मद प्लीको ल़िचिता 


4०६८ 

फललीमें घेर लिया था। मद्रासके कम्पनी भ्रधिकारी यह 
नहीं समझ पा रहे थे कि मुहम्मद अलीको कैसे मदद पहुँ- 
चायी जाय | इस विषम स्थितिमें युवा कप्तान wae 
फ्लाइवने सुझाव दिया कि चंदा साहबका ध्यान बटानेके 
लिए कर्नाटककी राजधानी अर्काटपर अचानक AAT 
कर दिया जाय । राबर्ट Farzad इस योजनाको पूरी 
सफलताके साथ कार्यान्वित करके अर्काटपर कब्जा कर 
लिया । चंदा साहबने उसपर पुनः आधिपत्य स्थापित करने- 
के लिए बड़ी सेना भेजी । राबर्ट क्लाइवने ५३ दिनों तक 
इस सेनाकी घेरेबंदीका डटकर मुकाबला किया-। इसके 
बाद युद्धका पासा पलटकर ब्रिटिश कम्पनीके पक्षमें हो गया 
और क्लाइवकी ख्याति बढ़ गयी । 

१७५३ ई० में क्लाइव छुट्टी लेकर इंग्लैण्ड चला गया 
और दो वर्षों बाद एडमिरल वाटसनकी कमानके अंतर्गत 
एक स्काडुनके साथ लौटा | बम्बई आनेपर उसे शीघ्र ही 
घेरिया बंदरगाहपर समुद्री लुटेरोंसे निपटनेके लिए भेजा 
गया, जहाँ उसकी विजय ge बादको पश्चिमी भारतमें 
स्थित वनकोट और नौ गाँवोंके बदलेमें घेरिया बंदरगाह 
मराठोंके सुपुदें कर दिया गया। 

इसके बाद क्लाइव और वाटसन जहाजसे मद्रास गये, 
लेकिन कुछ ही समय बाद उसे बंगाल भेज दिया गया, जहाँ 
इस बीच बंगालके नवाब सिराजुद्दोलाने कलकत्तापर 
प्रधिकार जमा लिया था। जनवरी १७५७ ई० में 
कलकत्ताको वस्तुतः बिना किसी प्रतिरोधके नवाबके 
हाथोंसे छीन लिया wart इस समयसे क्लाइव बंगालमें 
कम्पनीका सर्वेसर्वा हो गया । फरवरीमें उसने नवाबके 
साथ अलीनगर संधि (दे०)की, जिसके अंतर्गत कम्पनीने 
बंगालके ऊपर नवाबका आधिपत्य स्वीकार करनेका वायदा 
किया। लेकिन एक महीने बाद ही क्लाइवने फ्रांसीसी 
उपनिवेश चन्द्रनगर॒पर हमला किया, उसे जीता और ध्वस्त 
कर दिया। इस प्रकार बंगालमें फ्रांसकी प्रतिदंद्विता 
समाप्त FAH ae उसने नवाब सिराजकों अ्पदस्थ 
करने और उसके स्थानपर मीरजाफरको बंगालका नवाब 
बनानेके लिए सिराजके निकाले हुए दरबारियोंके साथ 
ईस्ट इंडिया कम्पनीकी तरफसे षड्यंत्र रचा। जून 
१७५७ fo में औपचारिक रूपसे एक संधि हुई । कलकत्ताके 
सेठ अमीचन्द (दे०)को उक्त संधिका पता चल गया | 
उसने धमकी दी. कि मुशिदाबादके खजानेकी लूटका कुछ 
हिस्सा यदि मुझे देनेका वायदा नहीं किया गया तो मैं 
संधिका - भंडाफोड़ कर दूंगा। क्लाइवने प्रसली संधिकों 
शुप्त बनाये रखनेके विचारसे भ्रमीचंदकों संधिकी एक 
नकली प्रति भ्रमाकर चकमा दे दिया | 


कक्‍्लाइ, लाई cad 


इधर क्लाइवने असली संधिके अनुसार बिना किसी - 
rater घोषणाके नवाब सिराजुद्दोलाके ऊपर हमला 
बोल दिया और २३ जून १७५७ fo को पलासीके युद्धमें 
उसकी फोजोंको बुरी तरह परास्त किया। सिराज भाग 
खड़ा हुआ और क्लाइव अपनी फौजके साथ मुर्शिदाबादकी 
झोर बढ़ा जहाँ बिना किसी प्रतिरोधका सामना किये उसने 
राजधानीपर अधिकार कर लिया और मीरजाफरको 
बंगालका नवाब बनाया। मीरजाफरने कम्पनीके सभी 
कर्मचारियोंको बड़े-बड़े इनाम दिये। राबर्ट क्लाइवको 
२ लाख ३४ हजार १ सौ पाउण्डकी भारी रकम देनेके 
अलावा मीरजाफरने उससे २४ परगनाकी जमींदारीके 
बदले ईस्ट इंडिया कम्पनीसे मिलनेवाली मालगुजारीमेंसे 
प्रतिवर्ष ३० हजार पाउण्डकी राशि देनेका वायदा किया । 
इस प्रकार राबर्ट क्लाइव स्वयं कम्पनीका एक जमींदार 
बन गया | उसे अब बंगालका गवर्नर बना दिया गया। 
उसने चिनसुराके निकट विदैरके युद्ध (दे०)में डचोंको 
हराया और बंगालमें उनकी सत्ताकों समाप्त किया। 
इसके बाद क्लाइव छुट्टीपर इंग्लैण्ड चला गया, जहाँ उसने 
पाँच वर्ष (१७६०-६५) बिताये। आयरलैण्डके 
ला्डोंकी सूचीके अंतगंत उसे 'बैरन, क्लाइव आफ प्लासी की 
उपाधि दी गयी। चैथमके अर्लने जन्मजात . जनरल 
कहकर उसका स्वागत किया । 

क्लाइवके इंग्लैण्ड प्रवासकालमें बंगालमें कई महंत्त्व- 
पूर्ण परिवर्तत हुए । नवाब मीरजाफरको भ्रष्ट कौंसिलने 
अपदस्थ कर उसके स्थानपर मीरकासिम (दे०)को बैठा 
दिया । मीरकासिमने भी शीघ्र ही कलकत्ता कौंसिलको 
इस कदर नाराज कर दिया कि उसके और कम्पनीके बीच 
qe fos गया । मीरकासिमकी पराजय हुई। वह अवध 
भाग गया, जहाँ उसने नवाब शुजाउद्दोला और बादशाह 
wren द्वितीयके साथ गठबंधन किया | इन सब घट- 
नाओंसे चिंतित होकर कम्पनीके डाइरेक्टरोंने राबर्ट क्लाइव- 
को, जो wa ‘ars क्लाइव' हो गया था, बंगालका गवनेर 
और प्रधान सेनापति बनाकर भेजा । वह ३ मई १७६५ 
ई०को बंगाल पहुँचा, लेकिन तबतक मीरकासिम और उसके 
सहयोगी aaah युद्धमें पराजित हो चुके थे । इन पराभूत 
शत्रुओंके साथ राजनीतिक समझौता करना अब क्लाइवके 
जिम्मे पड़ा । बक्सरमें हारनेके बाद मीरकासिम भाग गया 
aie बंगालके fear राजसिहासनपर मीरजाफरके पौत- 
को बैठाया गया । नवाब शुजाउद्दौलाको wae लौटा दिया 
गया ae बदलेमें उसने कोड़ा भौर इलाहाबादके जिसे 
कम्पनीको दे दिये, जिन्हें कम्पनीने urgent द्वितीयके 


! 
11000 


क्लियोफिस-क्षत्रप 


१०६ 





सुपुर्दे कर दिया । शाहआलमने दीवानी अधिकार श्रर्थात्‌ 
बंगाल, बिहार और उड़ीसाका शासन-प्रबंध करने और 
मालगुजारी वसूलनेका भ्रधिकार ईस्ट इंडिया कम्पनीको 
इस ware दे दिया कि वह बादशाहको सालाना २६ लाख 
रुपया देगी। इस प्रकार बंगाल, बिहार और उड़ीसामें 
. लार्ड क्लाइवने बादशाह और कम्पनीकी दोहरी सरकार 
की स्थापना की । 
इस राजनीतिक व्यवस्थाके बाद लार्ड क्लाइवने 
कम्पनीकी आंतरिक व्यवस्था सुधारनेका कठिन कार्य 
हाथमें लिया । १७६५ ई० में नियुक्तिके समय as क्लाइव- 
को खासतौरसे यह निर्देश दिया गया था कि वह बंगालमें 
कम्पनीके अधिकारियोंमें व्याप्त भ्रष्टाचारका उन्मूलन 
करे और इनके द्वारा किये जा रहे निजी व्यापारको रोके । 
ये अभ्रधिकारी निजी व्यापार बढ़ानेमें लग गये थे, जिससे 
कम्पनी ae नवाब दोनोंके ही राजस्वको नुकसान पहुँच 
रहा था। लार्ड क्लाइवने कम्पनीके सभी अधिकारियोंसे 
प्रतिज्ञापत्ञोंपर दस्तखत कराये, जिनमें इस बातकी शपथ 
ली गयी थी कि वे रिश्वत नहीं लेंगे । क्लाइवने फिजूल- 
खर्ची रोकनेके लिए अ्रधिकारियोंके दौरा-भत्तामें भी कटौती 
कर दी और जब गोरोंने बगावत करनेका प्रयास किया तो 
क्लाइवने बड़े साहसके साथ उसे कुचल दिया। निजी 
व्यापार रोकनेके मामलेमें क्लाइवने स्वयं अपने निर्देशोंकी 
उपेक्षा की। उसने कम्पनीके वरिष्ठ अधिकारियोंके 
साथ एक व्यापार-मंडलकी स्थापना की और उसे तमक 
तथा कुछ wer चीजोंमें निजी व्यापार चलानेका एकाधिकार 
प्रदान कर दिया | इसमें क्लाइवने खुद पाँच हिस्से लिये, 
जिन्हें बादगें उसने तीन लाख रुपयोंमें बेच दिया । १७६७ 
fo में क्लाइवने भ्रंतिमरूपसे भ्रवकाश ग्रहण कर लिया और 
इंग्लैण्ण चला गया। बंगालके प्रशासनकालमें क्लाइवने 
अपने भ्रनगिनत शत्रु बना लिये थे । इंग्लैण्ड लोटनेपर इन 
शत्रुओं तथा कुछ सार्वजनिक नेताओोंने, जो कम्पनीके 
प्रशासनको भ्रष्टाचार AIT धनलोलुपतासे मुक्त कराना 
चाहते थे, क्लाइवपर गंभीर भ्राक्षेप किये । ब्रिटिश संसदमें 
कनेल बरगोइनके प्रस्तावपर क्लाइवके बंगाल-प्रशासनकी 
संसदीय जाँच करायी गयी । इसके फलस्वरूप संसदने 
wie बरगोइनका प्रस्ताव पारितकर बंगालमें व्याप्त 
ध्रष्टाचारकी भत्संना की, बंगालमें कम्पनीकी फोजकी 
मददसे हकट्ठी की गयी दोलतको गैरकानूनी करार दिया | 
wad बलाइवके विरुद्ध संसदने एक तरफ तो यह प्रनभियोग 
लगाया कि उसने २ लाख ३४ हजार पाउण्डकी धनराशि- 
को oder ढंगसे हड़प लिया, दूसरी He उसकी यह कहकर 


प्रशंसा भी की कि उसने देशकी महान्‌ और सराहनीय 
सेवाएं कीं। इस प्रचुछन्न भर्त्सनासे wad sarah 
दिलको इतनी चोट पहुँची कि उसने २२ नवंबर.१७७४ Fo 
को अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली । 

क्लियोफिस-यूनाती इतिहासकारोंके भ्रनुसार असिक्‍्नोई 
(दे०)की रानी | कहा जाता है कि मकदूनियाके राजा 
सिकन्दरसे उसको एक लड़का पैदा हुआ था । 

क्लेवरिंग, जनरल, सर जान-ईस्ट इंडिया कम्पनीकी श्रोरसे 
रेगूलेटिंग Tae (१७७३ ई०)के अन्तर्गत गवरनर-जनरलकी 
परिषदका सदस्य नियुक्त | ae अक्तूबर १७७४ fo को 
कलकत्ता AAT AIT तबसे भ्रगस्त १७७७ fo तक इसी 
पदपर कार्य करते हुए उसका निधन हो गया । वह सामान्य 
गुणोंवाला एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने अपने ara 
कालमें वारेन हेस्टिग्सका बराबर विरोध किया और अपने 
एक अन्य साथी फिलिप फ्रांसिसका समर्थन किया । यद्यपि 
महाराज HAHA उसे अ्रपना संरक्षक समझा, तथापि 
उसने नंदकुमारको फांसीसे बचानेके लिए कुछ भी नहीं 
किया | १७७७ ई० के प्रारंभमें वारेन हेस्टिग्सके इस्तीफेकी 
खबरपर सर जान क्लेवरिंगको उसका उत्तराधिकारी 
नियुक्त किया गया, किन्तु हेस्टिग्सने अपने इस्तीफेकी 
खबरका खंडन कर दिया ate क्लेवरिंगको गवरनर-जनरलके 
पदपर नहीं बैठने दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्टमें 
अपील की गयी, लेकिन हेस्टिग्सके पक्षमें फैसला हुआ | इस 
घटनाने कौंसिलमें घोर Feat उत्पन्न कर दी और इसी 
कदुताके वातावरणमें क्लेवरिंगकी मृत्यु हो गयी । 

क्लोज, सर AT (१७५६-१८१३)-१७७१ ई० में ईस्ट 
इंडिया कम्पनीकी मद्रासी पलटनके भ्रधिकारीकी हैसियतसे 
भारत आया | उसने १७५० ई० में हैदरप्रलीके खिलाफ 
लड़ाईमें भाग लिया । वह १७६२ ई० में श्रौर दुबारा फिर 
१७६६ ई० में श्रीरंगपट्टमकी घेराबंदीके समय मौजूद था । 
१७६६० में उसे मैसूरमें ब्रिटेनका पहला रेजीडेंट नियुक्त 
किया गया । नये राजाके लिए वह बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण 
पथप्रदर्शक सिद्ध हुआ । इसके बाद १५०१ Low वह 
पूनामें रेजीडेंट नियुक्त किया गया, जहाँ १० वर्षोतक रहा । 
उसने दिसम्बर १५०२ ई० में बसईकी संधि (दे० ) के लिए 
पेशवा बाजीराव द्वितीयसे वार्ता श्रारम्भ की। १५११ 
ई०में उसने अपने पदसे भ्रवकाश ग्रहण किया att वह बैरन 
(लार्ड) बना दिया गया। १५१३ ई० में उसका निधन 
हो गया । 

क्षत्रप-उत्तर भारतके कई भूभागोंपर राज्य करनेवाले शक 
शासकोंकी उपाधि । क्षत्रप शासक तीन वर्गोंमें विभकत 


110 
qe 


किये जाते हैं, यथा काबुलकी घादीमें कापिशीके क्षत्रप, 
पश्चिम पंजाब अथवा तक्षशिला और AQUA क्षत्रप | 
ग्रनह्नयंक, frcga एवं शिवसेन कापिशीके क्षत्रपोंमेंसे था। 
पंजाबका क्षत्रपकुल अपेक्षाकृत बड़ा था और उसमें लियक, 
उसका पुत्र पतिक, मणिगुंल भर उसका पुत्र जियोनिसस 
अथवा डिहोनिक, इद्ध्रवर्मा और उसका पुत्र अस्थवर्मा तथा 
उसका भतीजा wa आदि थे। मथुराके क्षत्रप कुलमें 
रजुबल अ्रथवा रजुल, उसका पुत्र सुदास, भ्रथवा सोडाश 
तथा उसका भतीजा खरोष्ठ हुए। इन शक क्षत्रपोंके 
सम्बन्धमें कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके 
नाम सिक्‍कों और खण्डित अभिलेखोंमें उपलब्ध हैं। 
उनकी तिथियींका aft तक निश्चय नहीं हो सका है, 
पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि उन्होंने कुषाणोंके 
पूर्व राज्य किया । (बनर्जी, go ४४३ नोट) 

क्षत्रिय-भारतीय oath अत्यंत आरम्भिक कालसे वर्ण- 
व्यवस्था मिलती है, जिसके अनुसार समाजमें उनको दूसरा 
स्थान प्राप्त था। उनका कार्य युद्ध करना तथा प्रजाकी 
रक्षा करना था। क्षत्रिय” शब्दका व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे 
अर्थ है--जो (दूसरोंको) क्षतसे बचावे । ब्राह्मण ग्रंथोंके 
अनुसार क्षत्रियोंकी गणना ब्राह्मणोंके बाद की जाती थी, 
परन्तु ala ग्रन्थोंके अनुसार चार वर्णमें क्षत्रियोंको ब्राह्मणोंसे 
ऊँचा wate, समाजमें सर्वोपरि स्थान प्राप्त था। गौतम 
बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय थे और इससे इस स्थापनाको 
बल मिलता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जहाँ एक ओर 
समाजमें ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठताके aa प्रति क्षत्रियोंके 
विरोध भावको प्रकट करते हैं, वहीं दूसरी AT पृथक्‌ 
जीवन दर्शनके लिए उनकी आकांक्षाको भी अभिव्यक्ति 
देते हैं। जो भी हो, बादमें क्षत्रियोंका स्थान निश्चित 
रूपसे चारों वर्णोमें ब्राह्मणोंके बाद दूसरा माना जाता था । 

क्षयार्श (जरक्सीज)-पारस (फारस)का सम्राट्‌ (४८५६- 
४६५ ई०पू०), THE दारयवुह (डेरियस)का पुत्र एवं 
उत्तराधिका री। उसने अपने पितासे प्राप्त भारतीय साम्राज्य 
MYT TET | उसके साम्राज्यमें गंधार, सिन्धु नदीकी 
घाटी ( ae राजस्थानगी मरुभूमि तक ) तथा 
संभवत: सिंध प्रांत सम्मिलित था। यूनानी' इतिहासकार 
हेरोडोटसके अनुसार क्षयार्श यूनान (ग्रीस) पर चढ़ाई 
करनेके लिए जो सेना ले गया था उसमें गंधार तथा भारतके 
योद्धा भी सम्मिलित थे। गंधारके सैनिक नरकुलके धनुष 
तथा भाले लिये हुए थे । भारतीय सैनिक सूती कपड़े पहने 
हुए थे और वे बांसके धनुष लिये हुए थे, जिससे वे नुकीले 
लोहेके फलकसे युक्त तीर फेंकते थे । 


क्षत्रिप-खड़गसिह 


क्षुद्रक-एक गण, जो पंजाबमें जहलम और चिनाब नदियों - 
के संगमके नीचे वाले भागमें निवास करता at | यूनानी 
इतिहासकारोंने इनका ताम श्ोक्सिड्राकाई दिया है। जब 
सिकन्दरने इनके देशपर आक्रमण किया तो welt उसकी 
adn स्वीकार कर ली और उसे बहुत-से रथ, बकलस, 
सौ टेलेंट (एक प्राचीन भार) लोहा और सूती वस्त्नोंका 
ढेर भेंट किया। इससे संकेत मिलता है कि उतकी सभ्यता 
बहुत उन्नत थी । 

क्षेमजित (अथवा क्षात्रौजस)-शैशुनागवंशका चौथा राजा 
और राजा बिम्बसार (Zo) (लगभग ५२२-४६४ई० Jo) 
का पू्ववर्ती शासक । नामके अलावा उसके बारेमें और 
कुछ ज्ञात नहीं है । 

क्षेमधर्म-शैशुनागवंश (दे०) का तीसरा राजा, जो सातवीं 
शताब्दी ई० Go के GAMA राज्य करता aT | उसके 
राज्यकालके बारेमें कुछ विशेष वृतान्त ज्ञात नहीं है । 





ख 

खजवाको लड़ाई-शाहजहांके दूसरे और तीसरे पुत्रों, 
शाहजादा शुजा (Ro) भौर शाहजादा औरंगजेब (Fo) 
के बीच १६५६ ई० में हुई । इस लड़ाईमें शुजा हारकर 
भागा । उसे बंगालसे बाहर खदेड़ दिया गया। वह 
अराकान भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हो गयी । 

खजुराहो-चंदेलों (दे०)) की धामिक राजधानी, जो 
बंंदेलखण्डमें छतरपुरसे २७ मील पूर्वमें स्थित है। aT 
राहोंमें प्रनेक मंदिर बने हुए हैं जो चंदेलोंके Teast और 
उनके कला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला-प्रेमकी साक्षी देते हैं। 
दसवीं और ग्या रहवीं शंताब्दीमें उत्तरी भा रतमें जिन मंदिरों- 
का निर्माण किया गया, उनमें यहांके मंदिर सबसे भव्य माने 
जाते हैं । खजुराहोके मंदिरोंमें कंडरिया महादेवका मंदिर 
सबसे विशाल भ्रौर सबसे सुन्दर है। 

खड़फोफी लड़ाई-१:१७ fo में तीसरे मराठा-युद्धकी 
शुरूआत इसीसे हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीयने पूनामें 
तैनात ब्रिटिश फौजोंपर हमला बोल दिया। परल्तु 
एल्फिन्स्टन (दे०) ने उन फौजोंका नेतृत्व बड़ी कुशलतासे 
किया श्रौर खड़कीकी लड़ाईमें पेशवाकों हरा दिया । 

खड़गसह-महाराज रणजीतसिंह (दे०) का पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी | ay न केवल मंद-बुद्धि था, बल्कि उद्धत 
सिखोंकों वशमें रखनेकी क्षमतासे भी रहित था। गद्दीपर 


yd] 
खरोष्ठी-खाफो खां 


बैठनेकें साल भर बादही १८४० ई० में उसकी ह॒त्या कर दी 
गयी । 

खरोष्ठी-एक प्राचीन भारतीय लिपि जो ब्राह्मी लिपिके 
ठीक उलटे ढंग भ्र्थात्‌ दाहिनेसे बायें लिखी जाती at 
अशोकने भ्रपने चतुदंश शिलालेखोंमेंसे दो मानसेरा तथा 
शहवाजगढ़ीके शिलालेखोंमें खरोष्ठी लिपिका प्रयोग 
किया है। इससे मालूम पड़ता है कि तीसरी शताब्दी 
fo go में भारतके उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्तोंमें ब्राह्मी 
लिपिके बजाय खरोष्ठी लिपि प्रचलित थी । 

खर्डाकी लड़ाई-१७६५ ई० में हैदराबादके निजाम और 
मराठोंके बीच हुई, जिसमें निजाम बुरी तरह हारा और 
उसे अत्यंत प्रतिकूल शर्तोंपर संधि करनेके लिए विवश 
होना पंड़ा। मुख्यरूपसे इस हारके कारण निजामने 
१७६८ ई० में भारतमें अंग्रेजोंके श्राश्चित होनेकी संधि कर 
ली और इस प्रकार अपनी स्वतंत्नता बेच कर जान बचा ली । 

खलाफ हसन बसरी-एक विदेशी सौदागर, जो पद्द्रहवीं 
शताब्दीमें बहमनी राज्यमें आया और आठवें बहमनी 
सुल्तान फीरोज (दे ०) के भाई शाहजादा MEATY १४२२ 
ई० में फीरोजको गद्दीसे उतार देने तथा उसकी हत्या कर 
डालनेमें मदद की । इसके बाद वह नये सुल्तान भ्रहमद 
(0४२२-३५ Lo) का वजीर हो गया, परंतु, अगले सुल्तान 
अलाउद्दीत (१४३५-५७ fo) के राज्यकालमें बहमनी 
राज्यमें दक्खिनी तथा विलायती wiih बीच एक दंगे- 
के दौरान मार डाला गया। 

खलीलुल्ला खां-उस फौजका एक सिपहसालार, जिसको 
लेकर बादशाह शाहजहांका सबसे बड़ा पुत्र शाहजादा 
दारा (दे०) अपने तीसरे और चौथे भाई शाहजादा 
औरंगजेब तथा शाहजादा मुरादसे १६५८ ई० में आगराके 
किलेसे ८ मील पूर्व सामूगढ़में लड़ा । खलीलुल्ला खांकी 
विश्वासघातपूर्ण सलाहपर ही शाहजादा दारा लड़ाईके 
नाजुक दौरमें उस हाथीसे उतर पड़ा, जिसपर वह लड़ाईके 
शुरूसे सवार था और एक घोड़ेपर सवार हो गया। हाथी- 
की fore खाली होदेकों देखकर दाराके सिपाहियोंने 
समझा कि वह मारां गया है और वे सब भाग खड़े हुए। 
दारा वह लड़ाई तो हार ही गया, इसके साथ दिल्‍लीका 
ताज भी उसके हाथसे निकल गया । 

खानजमां-एक उजबेक अमीर, जिसे बादशाह अकबर 
(१५५६-१६०५ ई०) की ईरानी चाल-ढाल पसंद नहीं 
ft उसने १५६७ fo में बादशाहके खिलाफ बगावत 
कर दी । बगावत शीघ्र कुचल दी गयी । इसकी वजहसे 
अकबरकी चित्तोड़पर चढ़ाईमें कुछ विलम्ब हो गया | 





१११ 

खानजहां बहादुर-बादशाह औरंगजेब (१६५६-१७०७ई०) 
का एक अ्रधिकारी, जिसने उसके मंदिरोंको तोड़नेके हुक्म- 
का बखूबी पालन किया । उसने १६७६ ई० में जोधपुर- 
में अनेक हिन्दू मन्दिर तोड़ दिये और कई गाड़ी भर कर 
देवमूर्तियां जोधपुरसे श्रागरा भेजीं। भ्ौरंगजेबने उसे 
खूब शाबाशी दी । 

खानजहां लोदी-एक भ्रफगान सरदार, जो बादशाह शाह- 
जहांके गद्दीपर बैठनेके समय दक्खिनका सूबेदार था। 
उसने दावरबख्श (दे०) के बादशाह बनाये जानेका 
समर्थन किया, परन्तु शाहजहां (१६२७-५६ ई०) ने 
गद्दीपर बैठनेपर उसे क्षमा कर दिया और दक्खिनके सूबेदार- 
के पदपर बने रहने दिया। परन्तु, जब वह बादशाहके 
gma बालाधघाटकों फिरसे न जीत सका, जिसे उसने 
निजामशाहके हाथ बेच दिया था, तो उसे दिल्‍ली वापस 
बुला लिया गया । उसे डर था कि मुझे भ्रभी और दंडित 
किया जायगा। इसलिए वह अहमदनगर भाग गया। 
परन्तु शाही फौजोंने उसका पीछा किया और वह १६३१ 
ई० में एक युद्ध में मारा गया । 

खानवाकी लड़ाई-भ्रागरासे थोड़ी दूरपर बादशाह बाबर 
(१५२५-३० fo) तथां मेवाड़के राणा संग्रामसिहके बीच 
१५२७ ई० में हुई, जिसमें राणा संग्रामरसिहकी निर्णयात्मक 
पराजय हो गयी । इस लड़ाईके बाद मुगल साम्राज्यकें 
लिए राजपूतानेकी श्रोरसे कोई भय नहीं रहा । 

खाने-जहान-मूल रूपसे तेलंगानाका एक हिन्दू | वह मुसलमान 
बन गया और अ्पती योग्यताके कारण सुल्तान फीरोज 
तुगलक ( १३५१-८८ Fo) का अत्यन्त विश्वस्त उच्च 
अधिकारी बन गया। वास्तवमें सल्तनतका सारा ait 
प्रशासन १३५० Cow उसकी मृत्यु तक उसीके हाथमें था। 

खाने-जहान (कनिष्ठ)--खाने-जहान (ज्येष्ठ) का पुत्र । 
१३७० Fo में पिताकी मृत्यु होनेपर उसके स्थानपर सुल्तान 
फीरोज तुगलक (१३५१-८८ fo) का वजीर बना | 
उसने सुल्तान फीरोज और उसके सबसे बड़े Ga मुहम्मद 
खांमें मनमुटाव करानेकी कोशिश की, परन्तु शाहजादेने 
सुल्तानके सामने सारे षड्यन्त्रका पर्दाफाश कर feat 
इस तरह खाने-जहान सुल्तानके मनसे उतर गया। 
१३८७ ई० में उसे बर्खास्त कर मार डाला गया | 

खाने दौरान-शाहजहांके राज्यजाल (१६२७-५६ ई०) 
में एक सूबेदार, जो रैयतसे निर्देयतापूर्वक रुपया ऐंठनेके 
लिए बदनाम था। उसकी मृत्युपर लोगोंने इस तरह 
खुशी मतायी जैसे किसी झ्राफतसे छुटकारा पाया हो । 

खाफी खां-खुरासानके क्वाफ नामक स्थानके निवासी म्‌हम्मद 





2 


“११२ 


हाशिमका उपनाम, जिसने 'मुन्तखबुल-लुवाब नामक प्रसिद्ध 
इतिहास ग्रंथकी रचना की है । वह मुगल दरबारमें रहता 
था और उसने अपनी पुस्तक बादशाह मुहम्मदशाह्‌ 
(१७१६-४८ ई०)के राज्यकालमें लिखी । मुसलमान 
इतिहासकारोंमें उसे were तटस्थ लेखक माना जा सकता 
है। वह इतना उदार और सत्यप्रेमी लेखक था कि उसने 
श्रपनी पुस्तकमें मराठा छत्नरपति शिवाजीकी विजयोंका भी 
उल्लेख किया है और उनके कुछ गुणोंकी प्रशंसा की है | 
उसके ग्रंथमें बादशाह औरंगजेब (१६५६-१७०७ Fo )F 
राज्यकालका सबसे प्रामाणिक विवरण मिलता है। वह 
उसका निकटवर्ती समकालीन कहा जा सकता है। 

खाम-भारतीय मुसलिम राज्य-प्रणालीमें राजस्वका एक 
स्रोत । यह युद्धकी लूट तथा खानोंकी उपजका एक बटा 
पाँच हिस्सा लिया जाता था । 

खारवेल-कलिंग (उड़ीसा) तथा उसके आसपासके क्षेत्रका 
एक प्रारम्भिक राजा । उसके बारेमें सारी सूचनाओ्रोंका 
आधार सिर्फ हाथीगुम्फा लेख है, जिसको ott एकदम 
सुनिश्चित रीतिसे पढ़ा नहीं जा सका है। उस लेखमें 
आये हुए दो वाक्यांशोंकी सही-सही व्याख्या होना ait 
शेष है। श्रनुमान किया जाता है कि इन वाक्यांशोंमें तिथि- 
का संकेत है । फिर भी इस लेखका पुरी जिलेमें उदयगिरिपर 
निग्नेन्ध (जैन) साधुओंकी एक गुफापंर अंकित होना 
प्रमाणित करता है कि खारवेल कलिंगका राजा था श्रौर 
निम्नेन्यों (जैन साधुभ्रों)क उपासक था। वह महान 
योद्धा था। उसने पूर्वी भारतमें चतुदिक्‌ विजय-यात्राएँ 
कीं । उसकी सेनाने यदि सुदूर दक्षिणमें tree राजाशरोंकी 
राज्य सीमातक धावा मारा तो उत्तरमें उसने मगधके 
राजा वहपति-मितमको Teed किया, जिसकी पहचान 
लगभग १८५ ई०पू० में शुंगवंश के राजा पुण्यमित्र (Ro) से 
की जाती है। बताया जाता है कि खारवेलनें मथुराके 
यवन राजा तथा (सातवाहन वंशके ) एक शातकर्णि राजाको 
हराया । उसने जनताके कल्याणके लिए भी अनेक कार्य 
किये । उसने एक नहर नगरके बीचसे निकलवायी, 
जिसका निर्माण तीन सौ वर्ष पूर्व एक नन्दराजाने किया था | 
उसके राज्यकालकी अवधि ज्ञात नहीं है। उसके उत्तरा- 
घिकारियोंने कोई ख्याति नहीं प्राप्त की । 

खालसा-सिखोंका सैनिक धर्मतंत्र। इसकी स्थापना 
१७१६ ई० में बन्दा (दे०)को सूलीपर चढ़ा दिये जानेके 
बाद हुई। इसका Gaara Hag (दे०) ने frat | 
जैसे-जैसे समय बीतता गया, इसका sre सिखोंकी 
समूची सैनिक शक्ति हो गया । परंतु शुरूमें प्रनेक वर्षोतक 





खाम-खिलाफत areata _ 


खालसाके अंदर एकताका MATA था । वह बारह मिस्‍्लोंमें 
विभाजित था, जिनमें श्रापसी लड़ाई-झगड़े चलते रहते थे । 
महाराज रणजीतसिह (१७६८-१८३६ fo) (दे०) ने 
इन मिस्लोंकों अपने अधिनायकत्वमें संगठित किया और 
समस्त सिख जनता 'खालसा' सम्बोधित की जाने लगी। 
प्रथम सिख-युद्ध (दे०) में खालसाकी हार हुई तथा द्वितीय 
सिख-युद्ध (१८४८-४६ ई०) में हारके बाद उसका 
fated कर दिया गया | 

खालसा-उस सरकारी जमीनको कहते हैं, जिसका प्रबंध 
सरकार खुद करती है। दिल्लीके सुल्तानोंके serie 
मालगुजारीकी जो व्यवस्था थी, उसके सम्बंधमें इस 
शब्दका प्रयोग किया जाता था। 

खिज्ञर खां-सुल्तान झलाउद्दीन खिलजी (१२६६-१३१६ 
ई०)का सबसे बड़ा पुत्र, १३०३ ई० में उसे मेवाड़का 
सूबेदार बनाया गया। यह राज्य शलाउद्दीनने हालमें 
जीता था। खिज़र खां १३११ fo तक इसका GAA 
रहा । उसने १३०७ ई० में गुजरातके पराजित राजा 
कर्णेदेवकी gdt देवलदेवीसे विवाह कर लिया। दोनोंकी 
प्रेमणाथाका वर्णन कवि भ्रमीर खूसरो (Fo) ने किया है। 
सब यही सोचते थे कि वही अपने पिताके राज्यका उत्तरा- 
घिकारी होगा । परंतु १३१६ fo में सुल्तान अलाउद्दीन- 
की मृत्यु होनेपर उसे मलिक काफ्रने HUT बनाकर गद्दीपर 
बैठनेके भ्रयोग्य कर दिया । 

fas ot सेयद-तैमूरकी ओरसे मुलतानका हाकिम। 
१४१४ fo में fact अंतिम तुगलक सुल्तानके ऊपर 
उसने चढ़ाई की ate उसे बन्दी बनाकर राजधानीपर 
अ्रधिकार कर लिया | इस प्रकार वह facet सुल्तानोंमें 
एक नये वंश--सैयद वंशका संस्थापक बना। उसका 
अधिकारक्षेत्र केवल दिल्‍ली तथा उसके आसपासके क्षेत्र 
तक सीमित था। उसने दिललीपर सात साल (१४१४- 
२१ ई०) तक शासन किया | 

खिलजी-तुकोंका एक कबीला, जो उत्तरी भारतपर मुसल- 
मानोंकी विजयके बाद यहां भ्राकर बस गया । जलालुद्वीन- 
ने गुलाम वंशके अंतिम सुल्तानकी हत्या करके खिलजियोंको 
दिल्लीका सुल्तान बनाया। खिलजी वंशने १२६० से 
“१३२० ई० तक राज्य किया | दिल्लीके खिलजी सुल्तानोंमें 
पलाउद्दीन (१२६६-१३१६ ई०) सबसे प्रसिद्ध श्लौर 
योग्य शासक था। 

खिलाफत आबोलग-उद्देश्य मुसलमान शासनमें तुर्कीकी 
MATA तथा ISA बनाये LIA तथा उसके सुल्तानको 
मुसलिम देशोंका खलीफा मानना था। १६१४ ई० से 


1s 


बीव-खुसरो, शाहजादा 


5 ११३ 





पहले ही तुर्कीकी सल्तनत दिनोंदिन कमजोर होती जा 
: रही थी और उसका तेजीसे हास हो रहा था। प्रथम 
विश्वयुद्ध (१६१४-१८ ई०) में उसे जो क्षति उठोनी 
पड़ी, उसके फलस्वरूप इस बातका खतरा Tera हो गया 
कि वह पूरी तरह समाप्त हो जाथगी | इससे भारतीय 
मुसलमानोंमें बड़ी बेचैनी फैली और उन्होंने १६२० ई० में 
एक आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य इंग्लैंडपर इस 
बातके लिए जोर डालना था कि वह तुर्की साम्राज्य तथा 
खलीफा पदको तोड़नेमें हिस्सा न ले। भारतीय मुसलमानों- 
का यह आंदोलन 'खिलाफत आंदोलन के नामसे विख्यात 
है । इसमें 'अलीबंधु--शौकत अली और मुहम्मद अली 
खूब चमके । दोनों सुशिक्षित और अच्छे वक्ता थे। 
वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें सम्मिलित हो गये, जिसने 
महात्मा गांधीके नेतृत्वमें १६२० में असहयोग आंदोलन 
आरम्भ किया | इस प्रकार खिलाफत आंदोलनके फल- 
स्वरूप भारतीय मुसलमानों और हिन्दुओंमें अभूतपूर्व 
एकता स्थापित हो गयी और इससे भारतीय राष्ट्रीय 
आंदोलनको काफी शक्ति मिली। खिलाफत आंदोलनके 
साथ-साथ असहयोग आंदोलनने बहुतसे भारतीय मुसल- 
मानोंको अफगानिस्तानकी हिजतके लिए प्रेरित किया । 
परंतु श्रफगानोंने मुसलमान होते हुए भी अपने भारतीय 
मुसलमान भाइयोंकी हिज्अतका स्वागत नहीं किया। 
उधर तुर्कीमें कमाल अतातुकंका उदय हुआ, जिसने तुकोमें 
नवजागरणका संचार किया। १६२३ ई० में तुर्ककि 
सुल्तानकों गद्दीसे उतार दिया गया और १६२० ई० में 
खलीफाका पद तोड़ दिया गया । इस प्रकार खिलाफत 
आंदोलनके नीचे की जमीन ही एक प्रकारसे खिसक 
गयी और इसके बाद आंदोलन शीघ्रतासे समाप्त 
हो गया । 
खीब-उज्बे किस्तानमें स्थित, जो अरब सोवियत संघमें है । 
पहले अफगान-युद्धेके अवसरपर यह अफगानिस्तानका 
अधीनस्थ राज्य था। रूस खीवकों हथियाना चाहता 
था। परंतु १८५३६ fo में खीवपर उसका आक्रमण 
पूर्णतया विफल रहा । इससे प्रकट हो गया कि रूस अपनी 
राजधानीसे इतनी दूरीपर कमजोर पड़ता है। परंतु कई 
साल बाद १८७३ ई० में रूसने खीवपर दखल कर लिया । 
इससे अफगानिस्तानका अमीर शेर अली इतना घबड़ाया 
कि उसने ब्रिटिश भारतीय सरकारसे प्रार्थता की कि उसके 
साथ रक्षात्मक संधि कर ली जाय । उस समय ब्रिटिश 
भारतीय सरकारने उसका यह प्रस्ताव अ्रस्वीकार कर 
दिया। परंतु १८५८ ई० में इसी प्रकारका एक प्रस्ताव 





अफगानिस्तानसे जबर्दस्ती मतवानेके लिए दूसरा अफगान- 
युद्ध (१८७८-८१ ई०) छेड़ा गया । 

खुसरो खाँ-एक नीच जातिका गुजराती हिन्दू, जो मुसलमान 
बन गया था । वह सुल्तान मुबारक खिलजी (१३१६-२० 
ई०)का क्पापात्न होकर उसका बड़ा वजीर नियुक्त हो 
गया | परंतु वह इतना कृतघ्त निकला कि उसने १३२० 
ई० में अपने मालिककी हत्या कर दी और उसकी गद्दी 
हथिया ली। गद्दीपर बैठनेपर उसने अपना नाम सुल्तान 
नासिरुद्दीन खुसरो शाह रखा। उसने राज्यका खजाना 
या तो उन सरदारोंको घूस देनेमें, जिनसे वह डरता था 
अथवा अपने सम्बंधियों और ज्ञातिजनोंको पुरस्कृत करनेमें 
लुटा दिया। उसने मरहम सुल्तानके परिवारके सदस्योंकी 
हत्या कर डाली और उसके समर्थकोंका वध कर दिया । 
परंतु वह थोड़े ही दिन राज्य कर पाया । वह १३२० ई० 
के अप्रैलसे सितम्बर तक गद्दीपर रहा । दिल्‍लीके मुसलमान 
सरदारोंके एक दलने उसे हराकर मार डाला | 

खुसरों मलिक-खुसरो शाह (दे०) का पुत्र तथा उत्तरा- 
धिकारी । पंजाबपर शासन करनेवाला यह अ्रंतिम गजनवी 
था। ११5६ ई० में शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीने उसे हरा 
दिया । उसके साथ ही गजनवी वंशका अंत हो गया । 

खुसरो शाह-गजनवी वंशके बहराम शाहका पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी | asa तुकोंके हमलेके फलस्वरूप ११६० 
ई० में गजनी छोड़कर पंजाब भाग आनेको विवश Ea, 
जहां श्रपनी मृत्यु तक शासन करता रहा। उसके बाद 
उसका पुत्र खुसरो मलिक उत्तराधिकारी हुआ । 

खुसरो, शाहजादा-सलीम (जहांगीर) का सबसे बड़ा पुत्र 
और बादशाह अकबरका Tat । १६०५ Fo में अकबरकी 
मृत्युके समय उसकी गद्दीपर सलीमके बजाय शाहजादा 
खुसरोको बैठानेका प्रयत्न किया गया | राजा मानसिहके 
समर्थनके बावजूद यह योजना विफल हुई। मानसिंह 
खुसरोका मामा था। सलीमने गद्दीपर बैठनेके बाद अपने 
Saat क्षमा कर दिया, साथ ही उसे आगरेके किलेमें कैद 
कर दिया। परंतु वह कैदसे निकल भागा और अपने 
पिता बादशाह जहांगीरके खिलाफ बगावतका झंडा' बुलंद 
कर दिया। परंतु उसे शीघ्र परास्त कर दिया गया। 
बादशाहने उसे फिर क्षमा कर दिया । 

इसके बाद शाहजादा gaat गद्दीपर बंठानेके 

लिए दूसरा eta रचा गया, परंतु वह विफल हो गया । 
शाहजादेको अंधा कर दिया गया। शाहजादा काफी 
लोकप्रिय था और मुगलोंके मानदंडसे एक वफादार पति 
था । उसने मलका नूरजहांकी पहले पतिसे उत्पन्न कन्यासे 


[14 
११४ 


खेर, बी० जी०-गंगवंश 





विवाह करने और उसे अपनी दूसरी पत्नी बनानेसे इनकार 
कर दिया। शाहजादेका मन अपने पितासे कभी पूरी 
तरहसे मिल नहीं पाया। उसका छोटा भाई खुरंम (शाह- 
जहां ) उससे ईर्ष्या एवं घृणा करता था। १६२० ई० में 
जहांगीर॑ने Gatley शाहजहाँके सुपुर्द कर दिया । उसने 
उसे बुरहानपुरमें कैद कर दिया, जहां १६२२ ई० में उसकी 
मृत्यु हो गयी। उसकी मृत्युका कारण निश्चित रूपसे 
ज्ञात नहीं है, परंतु विश्वास किया जाता है कि शाहजहांने 
gaan किसी रीतिसे उसकी जान ले ली । 

खेर, ato जी०-बम्बई प्रांतमें १६३७ fo में बननेवाले 
पहले कांग्रेस मंत्निमंडलके मुख्य-मंत्री । उन्होंने बड़ी योग्यता 
तथा सफलताके साथ प्रशासन चलाया तथा शिक्षा-प्रणालीके 
विकासमें विशेष रुचि दिखलायी 1 

gave दर्रा-अविभाजित भारतवर्ष और अ्रफगानिस्तानके 
बीच मुख्य पहाड़ी दर्रा । इसके पूर्वी (भारतीय) छोरपर 
पेशावर तथा लण्डी कोतल स्थित हैं, जहांसे श्रफगानिस्तानकी 
राजधानी काबुलको मार्ग जाता है। उत्तर-पश्चिमसे 
भारतपर आक्रमण करनेवाले अधिकांश आक्रमणकारी इसी 
दर्रेसे भारत में आये aa यह at पाकिस्तानके पश्चिमी 
पंजाब प्रांतकों अफगानिस्तानसे जोड़ता है। प्राचीन कालके 
हिन्दू राजा विदेशी आक्रमणकारियोंसे इस दरेंकी रक्षा 
नहीं कर सके । मुसलमानी शासनकालमें तैमूर, बाबर, 
हुमायूं, नादिरशाह्‌ तथा अहमदशाह अब्दालीते इसी दर्रेसे 
होकर भारतपर चढ़ाइयां कीं । जब पंजाब ब्रिटिश शासनमें 
oT गया, तभी खैबरके ata रक्षाकी समुचित व्यवस्था 
की गयी और उसके बाद इस मार्गसे भारतपर फिर कोई 
हमला नहीं हुआ । 

खेरपुर-सिंधका एक TTT | १८४३ ई० में ब्रिटिश भारतीय 
सरकार द्वारा सिंघपर दखल किये जानेके समय वहांपर 
तालपुर कबीलेके जो तीन अ्रमीर शासन करते थे, उनमेंसे 
एककी यह राजधानी थी । 

खोखर खर्द-उड़ीसाकी सीमापर हीरेकी खानोंका क्षेत्र । 
बादशाह जहांगीर (१६०५-२७ ई०) ने इसे जीत कर 
मुगल' साम्राज्यमें सम्मिलित किया 1 १७४७ ई० में 
पलासीकी लड़ाईके बाद यह क्षेत्र अंग्रेजोंके नियंत्रणमें ar 
गया | 

BAA जहां-मूल नाम अहमद, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक 
(१३२०-२५ ई०) के राज्यकालमें इमारतोंका दारोगा 
था। सुल्तानके पुत्र जूना खांने पिताके स्वागतके लिए 
तुगलकाबादके बाहर एक तोरण बनवाया, जो सुल्तानके 
ऊपर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गयी। उसके बाद 


जूना खां सुल्तान मुहम्मद तुगलक (१३२५-५१ Fo) 
के नामसे ware aor अहमदको सुल्तानने 'ख्वाजा 
जहां की उपाधि प्रदान की और उसे अपना वजीर बनाया | 
ख्वाजा जहांने सुल्तानके २६ वर्षके राज्यकालमें उसकी 
महती सेवा की और उसकी ओरसे कई लड़ाइयां जीतीं । 
परंतु १३५१ ई० में सुल्तानकी मृत्युपर उसने उसके भतीजे 
फीरोज तुगलकके मुकाबलेमें एक प्रतिद्वन्द्रीकों गद्दीपर 
बैठानेकी कोशिश की, परंतु उसकी योजना विफल हो गयी । 
नये सुल्तानने उसे क्षमा कर दिया और उसे सामान जाकर 
शांतिपूर्ण जीवन बितानेकी इजाजत दे दी। परंतु उसके 
साथ जो फौजी टुकड़ी भेजी गयी थी, उसने उसे रास्तेमें 
मार डाला । 

erm जहाँ-मलिक सरवरको gel गयी उपाधि, जो 
खोजा था। छठे तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन (१३६०-६४ 
ई०) ने उसे 'मलिक्‌-उस्‌-शर्क' (पूरबका स्वामी) बनाकर 
१३६४ ई० में जौनपुर भेज feat उसने शीघ्र अपना 
अधिकार गंगाके समूचे दोग्नाबपर कर लिया और १३६६ 
ई० में भ्रपनी मृत्यु तक लगभग स्वतंत्र सुल्तानकी हैसियतसे 
इस सारे क्षेत्रपरर शासन करता रहा। उसके पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी मुबारकने सुल्तानकी पदवी धारण की 
और जौनपुर (Fo) के शर्क़ी वंशकी स्थापना की । 

waren जहाँ-कई बरसों तक बहमनी सुल्तानोंका वजीर । 
वह राज्यकी सारी शक्ति अपने हाथमें केन्द्रित करनेके . 
मनसूबे बांधने लगा, इसलिए १४६३ Lo में उसकी हत्या 
कर दी गयी और उसका पद और पदवी मुहम्मद गवां 
(दे०)को प्रदान कर दी गयी। 

ख्वाजा हाजी-सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी (१२६६-१३१६ 
६०)का मशहूर तथा वफादार, सिपहसालार। मलिक 
काफूर ,(दे०) के साथ दक्खिनपर कई चढ़ाइयां कीं श्रौर 
उसे जीतकर अलाउद्वीनका राज्य वहां स्थापित किया । 


T 
गंग राजा-द्वारसमुद्रके राजा विष्णुवर्धत (लगभग १११०- 
४१)का मंत्री | विष्णुवर्धन विष्णुका maar उपासक 
था, जबकि गंग राजा जैन था और उसने बहुतसे जैन मंदिरों- 
का निर्माण कराया | 
गंगवंश-दूसरीसे ग्यारहवीं शताब्दी ई० तक HATA अधिकांश 
भागका शासक । इस वंशके प्रथम शासक कोंग्रनिवर्माने 


hs 
गंगवंश (पूर्वी )-गंगे कोंड 


अनेक युद्धोंमें विजय प्राप्त की और अपने राज्यका काफी 
विस्तार किया। उसके उत्तराधिकारियोंने भी दक्षिण 
भारतके राजाओ्रोंके बीच होनेवाले युद्धोंमें महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा की । कुछ समय तक वे पल्‍लवोंकी अधीनतामें रहे । 
दसवीं शताब्दीके गंग राजा जैन धर्मके आश्रयदातां थे । 
€८३ Go में गंग राजा राजमल्ल चतुर्थके मंत्री चामुण्डराय- 
ने श्रवण-बेलगोलामें गोमटेश्वरकी साढ़े STA फुट ऊँची 
विशाल प्रतिमाका निर्माण कराया । गंगोंकी शक्तिको 
विष्णुवर्धन (लगभग १११०-४१)ई० ने तलकाडके 
युद्धमें नष्ट कर दिया | (डुबरनिल० ) 

गंगवंश (पूर्वी )-मैसूरके गंगबंशकी ही एक शाखा, जिसने 
कलिंग या उड़ीसापर शासन किया । इस वंशका संस्थापक 
वज्रहस्त था, जिसके ga ate उत्तराधिकारी राजराज 
प्रथमने राजेन्द्र चोलदेव द्वितीय (१०७०-१११८ ई०) 
की पुत्नी राजसुंदरीसे विवाह feat इस वैवाहिक 
संबंधने इस वंशकी शक्ति meats बढ़ा दी और राजराज 
प्रथमका पुत्र अनंतवर्मा चोलगंग (१०७८-११४८ ई०) 
(दे०) उत्तरकी ओर अपने साम्राज्यका विस्तार करनेमें 

समर्थ हुआ । अनंतवर्मा चोलगंगने ७० वर्ष तक शासन 
किया और उसके राज्यमें मद्रासके कुछ उत्तरी जिले भी 
शामिल थे। उसके पास शक्तिशाली नौसेना थी और 
उसने बंगालकी दक्षिणी सीमापर बार-बार हमले किये । 
अनंतवमकि बाद उसके उत्तराधिकारी चार पुत्रोंने कुल 
मिलाकर एकके बाद एक ६० वर्ष तक राज्य किया | इस 
अवधिमें तुकोंके हमले शुरू हो गये थे। पूर्वके गंग TT 
इनको रोक नहीं पाये। अनंतवर्माके चार पुत्रोंके बाद 
इस वंशके नौ और tonsils se समय तक शासन किया, 
जब तक अंतिम राजा नरसिंह चतुर्थ (१३८४-१४०२ 
ई०)को gait उखाड़ नहीं फेंका । पूर्वी गंग शासक 
कलाके महान्‌ संरक्षकोंमेंसे थे । पुरी (उड़ीसा)का प्रसिद्ध 
जगन्नाथ मंदिर और मुखलिगम्‌ (उड़ीसा) स्थित राज- 
राजेश्वर मंदिर पूर्वी गंग शासकोंके कलाप्रेमके भव्य प्रतीक 
हैं। गंग शासकों द्वारा निर्मित ये मंदिर भारतमें आज भी 
अपना सानी नहीं रखते | (बनर्जी० To २७०, स्मिथ ० 
qo ४&८) 

गंगा-हिन्दुप्नोंकी सबसे पवित्न नदी । इसके तटोंपर अनेक 
नगर बसे हुए हैं, जिनमें सबसे प्राचीन और पवित्न वाराणसी 
(दे०) है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक राजधानी पाटलिपुत्न गंगा 
और सोनके संगमपर स्थित है । आधुनिक युगमें व्यापार 
और वाणिज्यके प्रमुख Fer कलकत्ता महानगरकों भी 
गंगाकी ही एक सहायक नदीके तटपर बसाया गया। 


११५ 


गंगाकी मिट्टी उत्तर भारतके श्रधिकांश भूभागकों Taz 
बनाती है। गंगाकी घादठी आज भी भारतका हृदयस्थल 
मानी जाती है । गंगा और यमुनाके बीच दोग्नाबका क्षेत्र 
भारतका सबसे अ्रधिक उपजाऊ क्षेत्र है । इस क्षेत्रने भारत- 
में अनेक वंशोंका उत्थात और पतन देखा है । 

गंगाधर शास्त्री-बड़ौदाके गायकवाड़का मुख्य-मंत्री । अंग्रेजों 
से उसकी गाढ़ी मित्रता थी। इसलिए पेशवा बाजीराव 
हितीय (१७६६-१८१८ ई०) उससे नाराज हो गया। 
पेशवा और गायकवाड़के बीच कुछ पुराने विवादोंकों तय 
करनेके उद्देश्यसे गंगाधर शास्त्री १८१४ ई० में पूना भेज। 
गया । पेशवा उसको बहांसे नासिक ले गया। नासिक 
पेशवाके हार्दिक मित्र व्यम्बकजीने उसकी हत्या करा दी । 
गंगाधर शास्त्रीकी हत्याको ब्रिटिश भारतीय सरकारने 
अमै्नीपूर्ण कार्य समझा और परोक्ष रूपसे यही तीसरे 
मराठा-युद्ध (दे०)का कारण TAT | 

गंगाबाई-पेशवा नारायणराव (१७७२-७३ ई०) की पत्नी | 
पेशवाकी SAT चाचा राघोवाके इशारेपर अगस्त १७७३ 
fo में कर दी गयी। अगले वर्ष विधवा गंगाबाईने एक 
gaat जन्म दिया, जिसका नाम माधवराव तारायणराव 
रखा गया। माध्रवराव १७७४ से १७६६ ई० तक 
पेशवा रहा | 

गंगासिह, सर, पहाराज-राजपूताना स्थित बीकानेरके 
१८८७ से १६३४ ई० तक शासक । वे प्रगतिशील भारतीय 


राजा थे। १६२१ से १६२५ fo तक वे नरेव्वमण्डल 
(चैम्बर are प्रिंस)के प्रथम चांसलर रहे । दिल्लीमें हुए 


नरेन्द्र-सम्मेंलनका उन्हें महामंत्री बनाया गया (१६१६- 
२० fo) । प्रथम विश्व-युद्धेग समय उन्होंने अपने सारे 
साधनल्लोत ब्रिटिश सरकारकी सहायतामें लगा दिये। 
व्यक्तिगत युद्ध-सेवाकी इच्छा प्रकट करनेपर उन्हें फ्रांस-स्थित 
ब्रिटेनके प्रधान सेनापति सर जात फ्रेंचके स्टाफमें नियुक्त 
किया गया | 

गंगू-फरिश्ता के अनुसार दिल्लीका एक ब्राह्मण ज्योतिषी 
और बहमनी राज्यके संस्थापक हसनका गुरु। कहा जाता है 
उसने हसनकी महानताके बारेमें पहलेसे ही भविष्यवाणी 
कर दी थी । aa किवदंतीकी पुष्टि अन्य इतिहासग्रंथ या 
सिक्‍कों श्रौर अभिलेखोंके प्रमाणसे नहीं होती 21 

गंगे कोंड-एक उपाधि, जिसे चोल नरेश राजेन्द्र चोलदेव 
प्रथम (१०१८-३५ ई०)ने बंगालके राजा महिपाल या 
गंग राजाओंपर विजय पातेके उपलक्ष्यमें धारण किया। 
इस विजयके उपलक्ष्यमें ही उसने at कोंड-चोलपुरम्‌के 
नामसे एक नया नगर भी बसाया था। (स्मिथ०) 


il 


११६ 


गंजाम-गज़नो 





गंजाम-उड़ीसाका एक नगर, जो ६१९ ई० में कन्नौजके 
सम्राट हर्षवर्धत (६०६-४७ ई०) के प्रतिदवन्दी और सम- 
कालीन बंगालके राजा शशांकके नियंत्रणमें था । evs fo 
में हर्षने हमला कर इसपर अपना अधिका र स्थापित किया। 
इस समय यह महत्त्वपूर्ण समुद्ध नगर है। 

गंड (६६६-१०२५)-चंदेल राजा धंगका पुत्र और उत्तरा- 
धिकारी | वह पंजाबके राज/ आनंदपाल द्वारा महमूद 
गजनीका सामना करनेके लिए १००८-६ ई० में बनाये 
गये हिन्दू राजाओंके संघर्में शामिल हुआ और सबके साथ 
हार गया । दस वर्ष बाद गंडके पुत्र विद्याधरने कन्नौजके 
शासक राज्यपालपर SAA कर उसे मार डाला, क्योंकि 
उसने कायरताएूवंक महमूद Tala आधिपत्य स्वीकार 
कर लिया था | इस बातसे-क्रुद्ध होकर सुलतान गजनीने 
गंडके राज्यपर हमला कर दिया और उसे कालंजरका 
दुर्ग समपित कर सुलह करनेको बाध्य किया । (स्मिथ०) 

गंडमककी संधि-द्वितीय अरफगान-युद्ध (दे०) (१८७८-८० 
ई०)के दोरात मई १८७६ में भारतीय ब्रिटिश सरकारके 
तत्कालीन वाइसराय लार्ड लिटन और अफगानिस्तानके 
अश्रपदस्थ अमीर शेरगलीके बड़े पुत्र याकूब खांके.बीच हुई 
थी। इस संधिके अन्तर्गत याकूब खाँ, जिसे अ्रमीरके 
रूपमें मान्यता दी गयी थी, way विदेशी संबंध ब्रिटिश 
fama संचालित करने, राजधानी काबुलमें ब्रिटिश 
रेजीडेंट रखने aie Hor दरें तथा पिशीन और सीबी 
जिलोंको ब्रिटिश नियंत्रणमें देनेके लिए राजी हो गया। 
पिशीन और सीबी जिले बोलन दर्रेके निकट स्थित हैं । 
गंडमक-संधि लार्ड लिटनकी अफगान-नीति (दे०)की 
सबसे बड़ी उपलब्धि थीं और उसने ब्रिटिश भारतको 
इंग्लैण्डके तत्कालीन प्रधान-मंत्री ard बेकन्सफील्डके 
शब्दोंमें वैज्ञानिक सीमा' प्रदान कर दी । किन्तु अंग्रेजोंकी 
यह विजय अल्पकालीन थी। गंडमक-संधिके केवल चार 
महीने बाद 2 सितम्बर १८५७६ ई० को अफगानोंने फिर 
सिर उठाया और उन्होंने ब्रिटिश रेजीडेण्टकी हत्या कर 
गंडमक-संधिकों रद्द कर दिया। अफगानिस्तानमें युद्ध 
फिर भड़क उठा और वह तभी समाप्त हुआ जब अंग्रेजोंने 
अपने आश्रित याकूब खांको अफगानोंके हाथ समर्पित कर 
दिया और काबुलमें अपना रेजीडेण्ट रखनेका विचार तथा 
संधिके अन्तर्गत मिला समग्र अफगान क्षेत्र त्याग दिया । 

गंधार-प्राचीन कालमें सिधु नदीके दोनों तटोंपर स्थित उस 
प्रदेशका नाम, जहाँ श्राजकल पाकिस्तानके रावलपिण्डी 
और पेशागर जिले हैं । तक्षशिला और पुष्करावती इसके 
3 प्रमुख नगर थे । यहाँके लोग 'गांधार' कहलाते थे और 


उनका उल्लेख अशोककालीन अभिलेखोंमें मिलता है। 
बहिस्तान अभिलेख (लगभग ५२०-५१८ fo Jo) 
(दे०)से पता चलता है कि ga saat बादमें फारसके 
ame दारा (डेरियस)ने अपने राज्यमें मिला लिया। 
इस राज्यमें कुछ समय कश्मीर भी शामिल था। गंधार 
निश्चित रूपसे अशोकके साम्राज्यका अंग था। भारतके 
साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे । महाभारतके अनुसार गंधार- 
की राजकुमारी धुृतराष्ट्रकी महारानी और दुर्योधनकी 
माता थी | मौर्य वंशके पतनके पश्चात्‌ गंधार भारत और 
aredt शासकोंके बीच बंट गया। इसके उपरान्त यह 
प्रदेश FIT राज्यका अंग बना । इस प्रकार यह पूर्वी 
और पश्चिमी संस्कृतियोंका संगम-प्थल बन गया और 
उसने कलाकी एक नयी शैलीको जन्म दिया जो “गांधार 
शैली के नामसे विख्यात है । 

गक्खड़-कबायली लोग, जितका दमन १२०४ ई० में 
शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीने और उसके बाद १५३३ ई० में 
शेरशाहने किया । शेरशाहने इन लोगोंकों दबाये रखनेके 
लिए रोहतास (पंजाब) में किलेका निर्माण भी कराया । 

गजनवी-गजनीके शासक । अलप्तगीन प्रथम गजनवीं शासक 
था जिसने &६३ ई० तक राज्य किया | इसके बाद क्रमशः 
अमीर सुबुक्तगीन (६७७-६७), सुल्तान महमूद (६६७- 
१०३०) औऔर बहराम शाहने राज्य किया। बहरामके 
पुत्र खुसरोनें गजनीको त्यागकर सन्‌ ११६० में पंजाबमें 
अड्डा जमाया तथा लाहौरकों अपना सदर-मुकाम बनाया | 
उसका पुत्र खुसरो मलिक अंतिम गजनवी था। उसे सन्‌ 
११८६ में शहाबुद्दीन गोरीने उखाड़ फेंका । इसके साथ 
ही गजनवी वंश नष्ट हो गया | 

गज़नी-अफगानिस्तानका एक पहाड़ी नगर, जो काबुलसे 
दक्षिण-पश्चिम os मीलपर स्थित व्यापारिक केन्द्र है। 
मध्य युगमें यह किलेके रूपमें था। १०वीं शताब्दीमें 
अलप्तगीन नामक तुर्कने यहां एक छोटेसे राज्यकी स्थापना 
कर गजनीको राजधानी बनाया। अलप्तगीनकी मृत्यु 
६६३ ई० में हुई । उसका पुत्र सुबुक्तगीन और पौत्न सुल्तान 
महमूद (६६७-१०३०ई० ) था जो महमूद गजनवीके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । गजनी नगर बड़े-बड़े भवनों, चौड़ी सड़कों 
और संग्रहालयोंसे परिपूर्ण था, लेकित सन्‌ ११५१ में गोरके 
अलाउद्दीन हुसेनने इस नगरको जलाकर खाक कर दिया.। 
इसके लिए उसे जहांसोजकी उपाधि मिली । बादमें 
शहाबुद्दीन गोरीने इस नगरका उद्धार किया और इसे 
अपना सदर-मुकाम बनाया व यही गोरी बादमें भारतका 
पहला मुस्लिम विजेता बना । यह नगर आधुनिक काल 


jit 


गजनी खाँ-नाबाई शेख 





तक महत्त्वपूर्ण सामरिक gr बना रहा । प्रथम अफगान- 
युद्ध (दे०)के दौरान ब्रिटिश जनरल" नाटने इस नगरकी 
किलेबंदीको नष्ट कर दिया | 

गजनी खाँ-खान देशका सातवां सुल्तान, जो दाऊदका पुत्र 
था। गद्दीपर बैठने (सन्‌ १५०८)के- दस दिनोंके azz 
उसे जहर देकर मार डाला TAT | 

गजपति प्रतापरुद्र-उड़ीसाका शासक, जिसे विजयनगरके 
राजा FMT राय (१५१०-३० ई०) ने परास्त किया । 
इस युद्धमें उदयगिरिका दुर्ग भी गजपतिके हाथोंसे निकल 
गया । 

गजबाहु-श्रीलंकाका एक प्राचीन राजा, जिसने सन्‌ १७३ से 
लेकर १६१ Fo तक राज्य शासन किया । यह तिथि इस 
दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है कि इससे प्राचीन पाण्ड्य, चेरि और 
चोल राजाओंकी तिथियाँ निश्चित करनेमें सहायता मिलती 
है । ये राजा उसके समकालीन थे । 

गढ़ कटंगा-गोंडवानाके अन्तर्गत आधुनिक मध्यप्रदेशके 
उत्तरी जिलोंमें कहींपर स्थित था। १५६४ ई० में जब 
इसका प्रशासन रानी दुर्गावती अपने अ्रल्पवयस्क पुत्र वीर- 
नारायणकी अभिभाविकाके रूपमें चला रही थी, मुगल 
THe अकबरने उसपर हमला किया और उसे अपने 
साम्राज्यमें मिला लिया । 

गढ़गांव-अहोम राजाओं (१२२८-१८२४ fo) के शासन- 
कालमें आासामकी राजधानी थी । यह श्राधुनिक शिवसागर 
जिलेमें dag नदीके तटपर स्थित है। १६६२-६३ ई० में 
मुगल सम्राट्‌ औरंगजेबके सेनानायक मीर जुमलाने इस 
शहरपर आक्रमण कर अ्रधिकार कर लिया । शहाबुद्दीनने 
गढ़गांवपर मीर जुमलाके विजय-प्रभियानका विस्तारसे 
वर्णन किया है । गढ़गांवकी शक्ति और वैभवसे प्रभावित 
होकर वह लिखता है कि इस शहरके चार द्वार थे जो 
पत्थर और गारेसे बनाये गये थे। चारों द्वारोंसे मार्ग 
राजप्रासादकी ओर जाता था, जो तीन कोस (दो मील) की 
gees था। नगरके चारों ओर प्राचीरके स्थानपर दो 
कोस या उससे कुछ alas चौड़ाईमें उगाया गया बांसोंका 
घना और अभेद्य झुरमुट था। राजप्रासादके चतु्दिक्‌ 

. कई पुरुसा गहरे पानीसे भरी खाई थी । राजप्रासाद ६६ 
स्तम्भोंपर खड़ा था। प्रत्येक स्तम्भकी गोलाई ६ फुट 
थी। सभी स्तंभ अत्यधिक चिकने और चमकदार थे । 
शहाबुद्दीतके विचारानुसार राजप्रासादकी काष्ठकला 
इतनी भव्य और रमणीक थी कि दुनियामें उसके जोड़की 
नकक्‍काशी मिलना मुश्किल है। आसामने १६६७ ई० में 
मुगल शासनका जुआ उतार फेंका और गढ़गाँव १५२४ 


११७. 


ई० में श्रंग्रेजोंकी विजय तक अहोम राजाओोंकी राजधानी 
बना रहा। 

गणेश, राजा-प्रारंभमें उत्तरी बंगालके दीनाजपुरका एक 
शक्तिशाली aria | योग्यता, अनुभव, सम्पत्ति और 
अन्य साधनश्रोतोंने उसे बंगालके सुल्तान गयासुद्दीन श्राज्ञम 
(लगभग १३६३-१४१० ई०)के दरबारका सबसे 
शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया । १४१० ई० में सुल्तानकी 
मृत्युके बाद उसके युवा पुत्रोंमें उत्तराधिकारका संघर्ष 
fos war और देशमें अ्रव्यवस्था व्याप्त हो गयी । इस 
अराजक स्थितिका लाभ उठाकर गणेश १४१४ ई० में 
बंगालके तख्तपर बैठ गया। उसने “दनुजमर्देनदेव'की उपाधि 
धारण की। उसने चार वर्षों तक शांसन किया। इस 
दौरान उसके राज्यपर जौनपुरके सुल्तान इब्राहीम शाहकी 
फौजने हमला किया। राजा गणेशने हमलावरोंको मार 
भगाया और कुशलतापूर्वक शासन करता रहा। १४१८ 
ई० में वृद्धावस्थाके कारण उसकी मृत्यु हो गयी । गणेश 
अपने पीछे दो पुत्र छोड़कर मरा । बड़े पुत्र॒का नाम ag 
था, जिसने बादकों इसलाम धर्म स्वीकार करके अपना 
नाम जलालुद्दीन रख लिया और छोटेका नाम महेन्द्र था 
जो अपने परम्परागत हिन्दू धर्मके प्रति ही आस्थावान्‌ 
बना रहा। राजाकी मृत्युके बाद कुछ लोगोंने महेन्द्रको 
सिंहासनपर बैठानेका असफल प्रयास किया, किन्तु अंततः 
बंगालकी 'राजगद्दी बड़े पुत्र TEE या जलालुद्दीनेकों ही 
मिली । उसने वंगालपर १४१८ से १४३१ ई० तक शासन 
किया । जलालुद्दीनका पुत्र और उत्तराधिकारी शमसुद्दीन 
अहमद मूर्ख और निर्देय शासक था। १४४२ ई० में दो 
गुलामोंने उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही गणेशके 
वंशका अंत हो, गया। (feo बं०, खंड २, पृष्ठ 
१२०-२६) 

गदरोसिया-यूनानी (यवन) बलूचिस्तानकों इसी नामसे 
पुकारते थे। सिकन्दरने भारतविजयके दौरान गदरोसिया- 
पर भी विजय प्राप्त की थी किन्तु बादकों सेल्यूकस (दे०)ने 
इसे चंद्रगुप्त मौर्य (लगभग ३८३ से Res Fo पु०)को 
समर्पित कर दिया और वह मौयोंके भारतीय साम्राज्यका 
अंग बन गया | 

गदाई शेख-एक शिया, जिसे सम्राट अकबरके afore 
बैरमखाँने सदरुस्सुदुर (विधि और धामिक विभागका मुख्य 
अधिकारी) नियुक्त किया। सभी प्रकारके अनुदानों; 
अनुमोदनों और भत्तोंपर उसका नियंत्रण था। गदाईको 
इतने ऊँचे पदके लायक कोई विशेष योग्यता नहीं sree 
थी और ऊपरसे वह शिया था, इसलिए इस पदपर उसकी 


a5 


नियुक्तिकी वजहसे कट्टर सुन्नी मुसलमानोंने बैरमखाँका 
विरोध और जोर-शोरसे शुरू कर दिया । 

गदाधर सिह-उन्तीसवां अहोम राजा, जिसने आसामपर 
पन्द्रह वर्षों (१६८१-६६ ई०) तक राज्य किया | उसने 
सबसे पहले १८६२ Fo में गौहाटीको मुगल आधिपत्यसे 
मुक्त कराया और औरंगजेबको मोनास नदी अहोम राज्य- 
की सीमा माननेके लिए मजबूर किया। मोनास नदी 
आधुनिक गोलपाड़ा और काम्ररूप जिलोंके बीच बहती 
है। गदाधर सिंह बहुत ही शक्तिशाली शासक था। 
उसने सभी आंतरिक षड्यंत्रों और उपद्रवोंका दमन किया, 
आसाममें राज्यकी गिरी हुई प्रतिष्ठाको ऊँचा उठाया, 
मीरी और नागा विद्रोहियोंको कुचला और सामन्तोंकी 
शक्तिको तोड़ा । गदाधर सिंह शाक्त (शक्तिका उपासक) 
था, इसलिए उसने वैष्णवोंका उत्पीड़न किया और वैष्णव 
गोसाइयोंको कुचल डाला । उसने गौहाटीमें कचेरी घाटके 
बिलकुल सामने ब्रह्मपुत्रके एक द्वीपमें उमानंदा मंदिरंका 
निर्माण कराया, ब्राह्मणों और हिन्दू मंदिरोंको भूमिदान 
किया, कई राजमार्गोंका निर्माण कराया, पत्थरके दो पुल 
बनवाये, तालाब खुदवाये और आसाममें जोतोंका विस्तृत 
सर्वेक्षण आरंभ कराया । (सर एडवर्ड ग्रेट कृत ‘feet 
आफ आसाम') । 

गफ, हा, (प्रथम वाईकाउन्ट) (१७६६-१५८६६)-एक 
ब्रिटिश सेनाधिकारी, १७६४ में ब्रिटिश सेनामें भर्ती हुआ, 
स्पेन प्रायेद्वीपके Gat wet frat । १८५७ ई० में मद्रास- 
की सेनाके मैसूर डिवीजनका सेनापति बतकर भारत झाया 
तथा १८४१-४३ ई० के दौरान चीनके युद्धमें भाग लिया । 
वहांसे लौटतेपर वह ब्रिटिश भारतीय सेनाका प्रधान 
सेनापति हो गया। उसने १८४३ ई० में महाराजपुरके 
युद्धमें शिन्देकी फौजोंको हराया तथा प्रथम सिख-युद्ध 
(१८४५-४६) के दौरान ब्रिटिश सेनाका नेतृत्व किया। 
उसके अधीन लार्ड हार्डिजने भी काम किया था, जो बादमें 
भारतका गवनेर-जनरल बना। उसने मुदकीकी लड़ाई 
(१८४५) , फीरोजशाहकी लड़ाई (१८४६) तथा सुबरा- 
हातकी लड़ाई (१८४६) में सिंखोंको veer कर अंतिम 
विजय प्राप्त की। दूसरे सिख-युद्ध (१८४८-४६) में 
भी उसने ब्रिटिश सेनाका नेतृत्व किया तथा रामनगरके 
युद्ध (१८४८)में विजय प्राप्त की। चिलियानवालाकी 
लड़ाई (१८४६) में उसे कुछ पीछे हटना पड़ा था, लेकिन 
गुजरातके Get उसने निर्णायक विजय प्राप्त की । सिख 
“लोग सदाके लिए परास्त हो गये | उसने मई १८४६ Fo 
में अवकाश ग्रहण कर लिया । कहा जाता है कि ड्यूक 


गवाधर सिह-गयासुद्दीन तुगलक (अथवा तुगलक शाह) 


आफ बेलिगडनकों छोड़कर कोई भी सेनापति हा, गफकी 
भाँति युद्धोंमें ऐसी सफलताके साथ नहीं लड़ा । 

गफूर खाँ-लूटमार करनेवाले अफगान सरदार अमीर खाँ- 
का दामाद। अमीर खाँको कम्पनीने १८१७ ई०में टोंकका 
नवाब स्वीकार किया । इसी प्रकार गफूर खाँ जकड़ाका 
नवाब माना गया, जिसे होल्करने HATA संधिके अनुसार 
१८१६ SoH अ्रंग्रेजोंके हाथ सौंप दिया । 

गया-बिहारका एक नगर और faster तीर्थस्थल । 
हिन्दू लोग यहां एक खास स्थानपर अपने पुरखोंको पिण्डदान 
देना अपना कतंव्य समझते हैं । ऐसा विश्वास किया जाता 
है कि यहां भगवान्‌ विष्णुके चरणचिह्न पड़े थे । गयासे 
कुछ भीलकी दूरीपर बोधि-गया है, जहां गौतम बुद्धको 
बोधिलाभ हुआ था, इसलिए ag स्थान बौद्ध धर्मावलम्बियों- 
का ata है। गयामें हर वर्ष खासकर पितृपक्षके-दिनोंमें 
भारी संख्यामें दूर दूरसे तीर्थयात्री आते हैं और शहरसे 
लगकर बहनेवाली फाल्गु नदीके जल और बालूके पिण्ड .- 
बनाकर अपने पूर्वजोंको चढ़ाते हैं। गयामें अब मगध 
विश्वविद्यालय स्थापित हो गया है । 

गयासुद्दीन-गोरका सुल्तान; जिसने ११७३ ई०में गजनीको - 
तुकंमानोंसे छीन लिया । ये तुर्कमान गजनी और उसके / 
आसपासके क्षेत्रोंपर ११५१ ई० से कब्जा किये हुए थे । 
गयासुद्दीनने बादमें यह क्षेत्र अपने भाई शहाबुद्दीनको सौंप 
दिया जो मुईजुद्दीत मुहम्मद विन ara श्रथवा मुहम्मद 
गोरीके नामसे विख्यात है। गयासुद्दीन १२०३ fo में 
मर गया। उसके बाद TAY उसके भाई शहाबुद्दीनको 
मिली, जो faecal जीत चुका at 

गयासुद्दीन खिलजी-मालवाके खिलजी वंशक। द्वितीय सुल्तान, 
जिसका शासनकाल (१४६६ से १५०१ ई०) शांतिपूर्ण 
रहा । उसने मरनेके एक वर्ष पहले ही अपने बड़े पुत्तको 
गद्दीपर बैठा दिया था। 

गयासुद्दीन तुगलक (अथवा तुगलक शाह )-दिल्लीका सुल्तान 
(१३२०-२५ ई०) | उसने तुगलक वंशकी स्थापना की 
थी। उसका पिता सुल्तान बलबन (१२६६-५६) 
(दे०)का तुके गुलाम था। सुल्तानने उसे गुलामीसे मुक्त 
कर दिया था और उसने एक जाट स्त्रीसे विवाह किया । 
उसके लड़के गयासुद्दीनका आरंभिक नाम गाजी मलिक 
था, जो अपने गुणों और वीरताके कारण सुल्तान अलाउद्दीन 
खिलजी (१२६६-१३१६ ई०)के द्वारा उच्च पदोंपर 
नियुक्त किया गया। उसने मंगोलोंके श्राक्रमणसे 
बार उत्तर-पश्चिमी सीमाकी रक्षा की। खिलजी वंगके 
अंतिम शासक मुबारककों मारकर (१३२० Fo) गद्ठीगर 





14 


गयासुद्दीन बलबन-गवर्न र-जनरल 


११६ 





| बैठनेवाले सरदार खुसरोकों भी गयासुद्दीनने पराजित 
किया । तदनन्तरः अमीरोंने गयासुद्दीकको ही गद्दीपर 
बैठा दिया । उसने तुगलक वंशकी स्थापना की । गद्दीपर 
बैठनेके बाद उसने केवल ५ वर्ष शासन किया लेकिन अपने 
अल्पकालीन शासनमें ही feet सुल्तानोंकी सैनिक 
शक्तिको पुनर्गठित किया। वारंगलके काकतीय राजा 
प्रतापरुद्रदेव द्वितीयको पराजित किया, और बंगालके 
विद्रोही हाकिम गयासुद्दीत बहादुरकों हराया। इसके 
अलावा उसने गैरकानूनी भूमि अनुदानोंको छीनकर, योग्य 
और ईमानदार हाकिमोंको नियुक्त करके, लगानवसूलीमें 
मनमानी बंदजुकरके, कृषिको प्रोत्साहित कर, सिंचाईके 
साधन प्रस्तुत कर, न्याय एवं पुलिस-व्यवस्थामें सुधार करके, 
गरीबोंके , लिए | सहायताकी व्यवस्था करके तथा डाक- 
व्यवस्थाकों विकसित करके राज्यव्यवस्थाको आदर्श रूप 
दिया। उसने विद्वानोंका भी संरक्षण किया, जिनमें अमीर 
खुसरो मुख्य था। एक दुर्घटनाके कारण गयासुद्दीनके 
शासनको अंत हो गया, जिसके लिए कुछ इतिहासकारोंने 
उसके पुत्र जूनाखाँ (दे०)को ही जिम्मेदार बताया है, जो 
बादमें मुहम्मद तुगलकके नामसे गद्दीपर बैठा । 
गयासुद्दीन बलबन-देखिये, 'बलवन' । 
गयासुद्दीन बहमनी-दक्षिणके बहमनी वंशका छठा सुल्तान, 
जिसने १३६७ ई०में कुछ महीने तक ही शासन किया | 
उसे अंधा करके गद्दीसे उतार दिया गया। 
गयासुद्दीन बहादुर-बंगालके सूबेदार शम्सुद्दीन फी रोज़शाहके 
* पाँच पु्रोंमेसे एक ae १३१० Foe पूर्वी बंगालपर 
स्वतंत्र सुल्तानकी भाँति शासन कर रहा था । १३१८ ई० 
में शम्सुद्दीतके मरनेपर गयासुद्दीन बहादुरने भी अपनेको 
बंगालकी गद्दीका हकदार बताया कितु बह पराजित हो 
गया । १३२४ Sow दिल्लीके सुल्तान गयासुद्दीन तुगलकने 
उसे कैद कर लिया । गयासुद्दीन बहादुरकी मृत्यु कैदखाने- 
में हुई । 
गयासुद्दीन महमूद शाह-हसेनशाही वंशका अंतिम सुल्तान । 
इस amt १४६३ से १५३८ ई० तक राज्य किया। 
गयासुद्दीन १५३३ ई०में बंगालकी गद्दीपर बैठा किन्तु वह 
केवल ५ वर्ष शासन कर सका, क्‍योंकि शेरखाँ TA (दे० )ने 
उसे बंगालसे खदेड़ दिया । 
गवर्नर-जनरल-ब्रिटिश भारतका सर्वोच्च अभ्रधिकारी । 
१७७३ fom रेगुलेटिंग ऐक्ट (दे०) के अंतर्गत इस पदढ़की 
सृष्टि की गयी थी। सर्वप्रथम atte हेस्टिग्स इस पदपर 
नियुक्त हुआ | वह १७७४ से १७५६ Fo तक इस पदपर 
रहा । इस पदका पूरा नाम “बंगालमें फोर्ट विलियमका 





गवर्नर-जनरल” था जो १८३४ ई० तक TW १८५३३ 
Soh चार्टर ऐक्टके अनुसार इस पदका नाम 'भारतका 
गवर्नुर-जनरल' हो गया । १८५८ ई०में जन भारतका 
शासन कम्पनीके हाथसे ब्रिटेनगी महारानीके हाथमें 
आ गया तब गवनेर-जतरलको 'वाइसराय' (राज-प्रतिनिधि) 
भी कह्य जाने लगा । जबतक भारतपर ब्रिटिश शासन रहा 
तबतक भारतमें कोई भारतीय गवर्नर-जनरल या वाइस- 
राय नहीं हुआ । १७७३ Low रेगुलेटिंग ऐक्टमें गवर्तेर- 
जनरलके अ्रधिकारों और कत्तंव्योंका विवरण दिया हुआ 
है। बादमें fares इंडिया tae (१७८४) तथा पूरक 
Bae (१७८६) के श्रतुसार इन अधिकारों और कर्तंब्योंको 
बढ़ाया गया । गवर्नर-जनरल अपनी कौंसिल (परिषद) की 
सलाह एवं सहायतासे शासन करता था, लेकिन आवश्यकता 
पड़नेपर वह परिषदकी रायकी उपेक्षा भी कर सकता AT । 
इस व्यवस्थासे गवर्नर-जनरल व्यवहारतः भारतका भाग्य- 
विधाता होता था। केवल सुदूर स्थित ब्रिटेनकी संसद 
और भारतमंत्री ही उसपर नियंत्रण रख सकते थे । क्रमा- 
नुसार निम्नलिखित गवर्नर जनरल हुए : 

arta हेस्टिग्स, ws कार्नवालिस, सर जान शोर, 
are वेलेस्ली, लार्ड कार्नवालिस (द्वितीय), are मिण्टो 
(प्रथम), ae हेस्टिग्स, लार्ड एमहेस्ट, लाई विलियम 
बेंटिक, लार्ड आकलैंड, लाडे एलेनवरो, लार्ड हाडिग (प्रथम ), 
लार्ड डलहौजी, लार्ड केनिंग, ars एलगिन (प्रथम), 
लार्ड लारेंस, are मेयो, ars नार्थब्रुक, लार्ड लिटन (TTA), 
लार्ड रिपन, लार्ड डफरिन, are लैंसडाउन, are wafer 
(द्वितीय), ars aia, लार्ड मिण्टों (द्वितीय), लाई 
atten (द्वितीय), लार्ड चेम्सफोर्ड, are रीडिग, लाई 
इरविन, aré विलिगटन, ave लिनलिथगो, लाई वाबेल 
तथा लार्ड माउण्टबैटेन | 

भारतके स्वाधीन होनेपर श्री राजगोपालाचार्य गवर्नर- 
जनरलके पदपर २५ जनवरी १६५० तक रहे । उसके बाद 
२६ जनवरी १६५०को भारतके गणतंत्र बन जानेपर 
गवर्नर-जनरलका पद समाप्त कर दिया गया। लार्ड 
विलियम बेंटिक बंगालमें फोर्ट विलियमका अंतिम गवर्नर- 
जनरल था । वही फिर १८३३ ई० के चार्टर एक्टके अनुसार 
भारतका प्रथम गवर्नर-जनरल बना। लाई errr 
१८५८के भारतीय शासन-विधानके अ्रनुसार प्रथम वाइस- 
राय था तथा लार्ड लिनलिथगो अश्रतिम वाइसराग्र । 
लार्ड माउण्टबैटेन ब्रिटिश सम्राट्का अंतिम प्रतिनिधि 
था। (बिस्तारके लिए उक्त नामोंके अंतर्गत अन्यत्र 
देखिये । ) 


j20 
१२० 








गवरनर-जनरलके कानून-गांधी, मोहनदास करमचंद 





शवनेर-जनरलके कानून-वे कानून जिन्हें गवर्नेर-जनरल, 
भारतीय शासन-विधान (१६३५)के - अंतर्गत प्राप्त 
अधिकारोंके अनुसार बना-बनाकर लागू करता था। ये 
कानून केवल ६ माह तक वैध माने जाते थे। गवर्नर- 
जनरल जिन कानूनोंको बनाना जरूरी समझता था किन्तु 
जिनपर विधान-मंडलकी स्वीकृति नहीं मिल पाती थी, 
उन्हें गवर्नर-जनरल कानून बना सकता था | 

गवासपुर-अंग्रेजी शासतके समय आधुनिक उत्तरप्रदेशका. 
एक छोटा-सा राज्य, जो १८१८ FoF पिण्ढारी नेता 
करीम खांको अंग्रेजोंक आगे श्रात्मसमर्पण कर देनेके बाद 
दे दिया गया था । उसके वंशज पिछले समय तक इस रिया- 
सतपर शासन करते रहे । 

गांगेयदेव कलचूरि-यमुना और नर्मदा नदियोंके बीचमें 
स्थित चेदि (Zo) ar राजा (लगभग १०१५-४० Fo) | 
वह योग्य और महत्त्वाकांक्षी शासक था,जिसने विक्रमादित्य! 
उपाधि धारण करते हुए उत्तर भारतमें सर्वशक्तिमान्‌ 
areata arent स्थिति प्राप्त करनेकी कोशिश की । 
उसे इसमें कुछ as TH सफलता भी मिली । १०१६ ई में 
उसने सुदूर तिरहुत (आधुनिक उत्तरी बिहार) पर अपनी 
प्रभुसत्ता स्थापित at उसने पश्चिमोत्तरके विदेशी 
हमलावरों और- बंगालके पाल राजाओंसे प्रयाग और 
वाराणसी नगरोंकी रक्षा की । उसके बाद उसका पुत्र कर्ण 
या लक्ष्मीकर्ण (लगभग १०४०-७० Fo) गद्दीपर बैठा । 

गांधी, मोहनदास करमचंद-महात्मा गांधीके नामसे प्रसिद्ध, 
जन्म २ अक्तूबर १८६६ ई०को पश्चिमी भारतके पोरबंदर 
नामक स्थानमें। उनके माता-पिता कट्टर हिन्दू थे। उनके 
पिता करमचंद (कबा गांधी) पहले पोरबंदर रियासतके 
dart थे और arent क्रमशः राजकोट (काठियावाड़ ) 
और वांकानेरमें दीवान रहे । मोहनदास करमचंद जब 
केवल तेरह TH थे और स्कूलमें पढ़ते थे, पोरबंदरके 
एक व्यापारीकी gat कस्तूरबाई (कस्तूरबा)से उनका 
विवाह कर दिया गया। वर-वधूकी अवस्था लगभग 
समान थी । दोनोंने ६२ वर्ष तक वैवाहिक जीवन बिताया | 
१६४४ SoH पूनाकी ब्रिटिश जेलमें कस्तूरबाका स्वगंवास 
हुआ । गांधीजी अठारह वर्षकी आयुमें एक पुत्रके पिता 
हो गये थे और अगले वर्ष इंग्लैण्ड चले गये, जहाँ तीन॑ वर्षों 
(१८८८-६१) तक रहकर उन्होंने 'बैरिस्टरी' पास की । 
भारत लौटनेपर उन्होंने राजकोट और बम्बईमें वकालत 
शुरू की, किन्तु इसमें उन्हें विशेष सफलता न मिली । 

इसलिए सन्‌ १८६२में जब दक्षिण अफ्रीकामें व्यापार 

करनेवाले एक भारतीय मुसलमान (मेमन) व्यापारीने 


उनके सामने अपने मुकदमे देखनेका प्रस्ताव रखा तो उन्होंने 
उसे स्वीकार कर लिया और सन्‌ १५६ ३में वे दक्षिण अफ्रीका 
चले गये | वहाँ पहुँचते ही. उन्हें दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों - 
के साथ किये जानेवाले भ्रपमानजनक व्यवहारके कटु 
अनुभव हुए । एक बार वे डरबनसे प्रिटोरिया तक रेलवे 
द्वारा प्रथम श्रेणीके डिब्बेमें यात्रा कर रहे थे । रास्तेमें 
मेरित्सबर्गपर एक गोरा उनके feat ger aie उसने 
स्थानीय पुलिसकी सहायतासे उन्हें धक्का देकर डिब्बेसे 
नीचे उतार दिया,क्योंकि दक्षिण अ्फ्रीकामें किसीभी भारतीय 
को, चाहे वह कितना ही धनी और प्रतिष्ठित क्यों न हो, 
गोरोंके साथ प्रथम. श्रेणीमें यात्रा करनेकी भ्रनुमति नहीं 
थी । मेरित्सबर्ग-कांडने गांधीजीकी जीवनयात्नाकों एक 
नयी दिशा दी । उन्होंने स्वयं इस घंटनाका विवरण इस 
प्रकार लिखा है--ेरित्सबर्गमें एक पुलिस कांस्टेबुलने 
मुझे धक्का देकर ट्रेनसे बाहर निकाल दिया । ट्रेन चली 
गयी । मैं विश्वामकक्षमें जाकर बैठ गया । मैं ठंडसे काँप 
रहा था | मुझे नहीं मालूम था कि मेरां श्रसवाब कहाँपर है 
और न मैं किसीसे कुछ पूछनेकी हिम्मत कर सकता था कि 
कहीं फिर बेइज्जती न हो । नींदका सवाल ही नहीं था । 
मेरे मनमें ऊहापोह होने लगी। काफी रात गये मैं इस 
नतीजेपर पहुँचा कि भारत वापस भाग जाना कायंरता 
होगी । मैंने जो दायित्व अपने ऊपर लिया है, उसे पूरा 
करना चाहिए।” भेरित्सेबर्ग-कांडके बाद उन्होंने अपने 
मनमें दक्षिणी अफ्रीकाके प्रवासी भारतीयोंको श्रपमानकी 
उस जिन्दगीसे उबारनेका संकल्प किया, जिसे वे लम्बे 
अरसेसे झेलते चले आ रहे थे। इस संकल्पके बाद 
गांधीजी अगले बीस वर्षों (१८६३-१६१४) तक दक्षिणी 
अफ्रीकामें रहे और शीघ्र ही वहाँ इनके नेतृत्वमें उत्पीड़ित 
भारतीयोंपर लगे सारे प्रतिबंधोंकों हटानेके लिए एक आरांदो- 
aa fos गया । इस आरांदोलनकों सफल बनानेके उद्देश्यसे 
उन्होंने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दी और ब्रह्मचय- 
ब्रत धारण कर अपने परिवार और मित्रोंके साथ टालस्टाय 
आश्रमकी स्थापना करके वहीं रहने लगे । उन्होंने श्रीमद्‌- 
भगवद्‌गीता (दे०) और रस्किन तथा टालस्टायके ग्रंथोंका 
गहन अ्रध्ययत किया और उनसे प्रेरणा प्राप्त की । श्रीमद्‌- 
भगवद्गीताकी तो उन्होंने टीका भी की । उन्हें इन ग्रंथोंके 
अध्ययनसे विश्वास हो गया कि परमार्थका जीवन ही सच्चा 
जीवन है, मनुष्यको खुद मेहनत करके अपनी रोजी कमानी : 
चाहिए और जहाँतक हो सके मशीनोंपर कमसे कम आश्रित 
होना चाहिए। उन्होंने सन्‌ १८६४में नेटाल इंडियन 
कांग्रेसकी स्थापता की और दक्षिण भ्रफ्रीका के लम्बे श्रांदो लनके 


12.1 


गांधी, मोहनंदास करमचंद 


१२१ 





दौरान उन्होंने, उनकी पत्नीने और उनके साथियोंने कई बार 
जेलयात्रा की । एक अवसरपर कुछ गोरोंने, जो दक्षिण 
अफ्रीकामें गांधीजीकी मौजूदगी नापसंद करते थे, उनपर 
हमला कर दिया। एक अन्य अवसरपर कुछ पठानोंने 
उनपर हमला कर दिया क्‍योंकि उन्होंने दक्षिणी श्रफ्रीकी 
नेता जनरल स्मट्सके साथ एक समझौतेका समर्थन किया 
था। बादमें जनरल स्मट्सने अपना वचन भंग कर दिया। 
सन्‌ १८६९-१६० रके दक्षिण अ्फ्रीकी-युद्ध और १९० एके 
जुलू -विद्रोहके दौरान गांधीजीने घायल ब्रिटिश सैनिकोंकी 
शुश्रूषाके लिए, भारतीयोंकी एक एम्बुलेंस कोरका गठन 
किया | गांधीजी संकटकी घड़ीमें ब्रिटिश साम्राज्यकी 
सहायता करना भारतीयोंका ation समझते थे, किन्तु 
ब्रिटिश सा म्राज्यवादी इससे प्रभावित नहीं हुए । उन्होंने 
“gee कई दमनात्मक कानूनोंके ऊपर एक नया कानून 
बना दिया कि ट्रांसवालमें रहनेवाले प्रत्येक भारतीयकों 
परिवारके प्रत्येक सदस्यके साथ अपना नाम पंजीकृत 
कराना होगा और उसे अपने साथ हर वक्‍त निजी परिचयपत्र 
रखना होगा। इस अपमानजनक कानूनके विरुद्ध गांधीजीने 
दक्षिण अफ्रीकी भारतीयोंके बीच एक सशक्त आंदोलनका 
संचालन किया जो अहिंसक सविनय अवज्ञापर आधारित 
था। उनके नेतृत्वमें अनेक भारतीयोंने wear नाम पंजीकृत 
करानेसे इनकार कर दिया और बार-बार कानूनका उल्लंघन 
करते हुए ट्रांसवाल सीमाकों पार किया। गांधीजीके 
नेतृत्वमें लगभग दो हजार भारतीयोंने इस सिलसिलेमें 
अपनेको गिरफ्तार कराया । इस विरोधके फलस्वरूप 
दक्षिणी अफ्रीकी सरकारकों सन्‌ १६१४ में अधिकाश 
काले कानूनोंको रह करना पड़ा और गांधीजी एवं उनके 
अहिंसक सत्याग्रह आंदोलनको यह पहली महान सफलता 
प्राप्त हुई । 
सन्‌ १६१४ में गांधीजी भारत वापस लौट आये। 
देशवासियोंने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें 'महात्मा' 
पुकारना शुरू कर दिया । उन्होंने अगले चार वर्ष भारतीय 
स्थितिका अध्ययन करने तथा स्वयंको व उन लोगोंको 
तैयार करनेमें बिताये जो सत्याग्रहके द्वारा भारतमें प्रचलित 
सामाजिक व राजनीतिक बुराइयोंको हटानेमें उनका 
अनुगमन करना चाहते थे। इस दौरान गांधीजी मूक 
पर्यवेक्षक नहीं रहे । सन्‌ १६१७में वे उत्तरी बिहारके 
चम्पारत जिलेमें गये और वहाँ सविनय अ्रवज्ञा आंदोलनके 
mera उन्होंने उत्पीड़ित किसानोंके मनमें नया साहस 
ate विश्वास भरा तथा निलहे गोरोंके हाथों wees et 
रहा क्रिसानोंका शोषण सामाप्य Prat इसके शीक्र 






बाद गांधीजीने अ्रहमदाबादके मिल मजदूरोंका नेतृत्व 
किया । इन मजदूरोंको बहुत कम वेतन मिलता था। 
उन्होंने उनकी हड़ताल संगठित की जो २१ दिनों तक चली 
और अंततः मालिक-मजदूरों, दोनोंको ही पंच-निर्णयका 
सिद्धांत स्वीकार करना पड़ा । मार्च सन्‌ १९१६ में केन्द्रीय 
विधानमंडल द्वारा सभी भारतीय सदस्योंके संयुक्त 
विरोधके बावजूद रौलट बिल (दे०) पास कर दिये जाने 
श्र अप्रैल १६९१६ में जालियांवाला बाग हत्याकांड (Zo ) 
के बाद गांधीजीने भारतमें ब्रिटिश सरकारको 'शैतान'की 
संज्ञा दी और भारतीयोंसे arte की कि वे सभी सरकारी 
पदोंसे इस्तीफा दे दें, ब्रिटिश अदालतों तथा स्कूल और 


“कालेजोंका बहिष्कार करें तथा सरकारके साथ असहयोग 


करके उसे पूरी तरह अपंग बना दें। गांधीजीकें इस 
आह्वानपर Uae कानूनके विरोधमें बम्बई तथा देशके 
सभी प्रमुख नगरोंमें ३० मार्च १६१६ को और गाँवोंमें 
६ अप्रैल १६१६ को हड़ताल हुई | हड़तालके दिन सभी 
शहरोंका जीवन ठप्प हो गया, व्यापार बंद रहा और अंग्रेज 
अफसर असहाय-से देखते रहे । इस हड़तालने अ्सहयोगके 
हथियारकी शक्ति पूरी तरह प्रकट कर दी । सन्‌ १६२०में 
गांधीजी कांग्रेसके नेता बन गये और उनके निर्देश और 
उनकी प्रेरणासे हजारों areas ब्रिटिश सरकारके 
साथ पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। हजारों असह- 
योगियोंको ब्रिटिश जेलोंमें ठूंस दिया गया और लाखों 
लोगोंपर सरकारी अ्रधिकारियों ने बर्बर अत्याचार किये । 
ब्रिटिश सरकारके इस दमनचक्रके कारण लोग अहिसक न 
रह सके और कई स्थानोंपर हिंसा भड़क उठी । हिसाका 
इस तरह भड़क उठना गांधीजीको अ्रच्छा न लगा। 
उन्होंने स्वीकार किया कि अहिसाके अनुशासनमें बाँधे बिना 
लोगोंको असहयोग आंदोलनके लिए प्रेरित कर उन्होंने 
“हिमालय जैसी भूल”की है और यह सोचकर उन्होंने 
असहयोग आंदोलन वापस ले लिया । अ्रहिसक अ्रसहयोग 
आंदोलनके फलस्वरूप जिस स्वराज्य'को गांधीजीने 
एक वर्षके अंदर लानेका वादा किया था वह जहीं HT सका, 
फिर भी लोग आंदोलनकी विफलताकी ओर ध्यान नहीं 
देना चाहते थे, क्योंकि श्रसलियतमें देखा जाय तो इस अ्रहिंसके 
असहयोग आरंदोलनको जबरदस्त सफलता हासिल हुई। 
उसने भारतीयोंके मनसे ब्रिटिश तोपों, संगीनों और जेलोंका 
खौफ निकालकर उन्हें. निडर बनाया, जिससे भारतमें 
ब्रिटिश साम्राज्यकी नींव हिल गयी। भारतमें ब्रिटिश 
शासनके दिन श्रव इने-गिने रह गये। फिर भी अभी 
संघर्ष कठिन और लंबा था । सन्‌ १६२२ में ग्रांधीजीको 


\v- 
१२२ 
राजद्रोहके अभियोगमें गिरफ्तार कर लिया गया । उनपर 
मुकदमा चलाया गया और एक मधुरभाषी ब्रिटिश जजने 
उन्हें ६ वर्ष कैदकी सजा दे दी । सन्‌ १६२४ में एपेण्डे- 
साइटिसकी बीमारीकी वजहसे उन्हें ,रिहा कर दिया 
गया | 
ग़ांधीजीका विश्वास था कि भारतकी भावी राजनीतिक 
प्रगति हिन्दू-मुस्लिम एकतापर निर्भर करती है। वे 
इस एकताकी स्थापनाके लिए सन्‌ १९१८ से बराबर 
प्रयत्तशील रहे। उन्होंते इस्लामी देशोंकी एकताके 
प्रतीक-स्वरूप तुर्कीकी खिलाफ़तके सवालपर भारतीय 
मुसलमानोंकी माँगोंका समर्थन किया किन्तु हिन्दु-मुसलिम 
एफताके उनके इन प्रयासोंका कोई स्थायी HAT न हुआ | 
सितम्बर , सन्‌ १६२४में उन्होंने facet मुस्लिम नेता 
मुहम्मद अलीके निवासपर तीन हफ्तेका अनशन किया । 
उन्हें आशा थी कि यह उपवास हिन्दू और मुसलमानोंमें पूर्ण 
सौहादे और सद्भावना स्थापित कर देगा | कुछ समयके 
लिए तो ऐसा लगा भी कि उनके इस कठिन ब्रतने अपना 
लक्ष्य प्राप्त कर लिया, किन्तु पारस्परिक अविश्वास 
और हितोंके संघर्षसे, जिसे भारतकी अंग्रेज सरकार बराबर 
उभाड़ती और बढ़ावा देती रही, दोनों सम्प्रदाय जल्दी ही 
फिर एकताके पथसे भटक गये। गांधीजीने हिन्दुओंसे 
अपील की कि वे मुसलमानों द्वारा गोवधसे उत्तेजित न 
हों और नमाजुके समय मस्जिदोंके सामनेसे बाजा बजाते 
हुए जुलूस आदि न निकालें । किन्तु गांधीजीके इन उप- 
देशों और अपीलोंसे मुसलमान संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि 
हिन्दुओंके साथ उनके मतभेद गोवध और मस्जिदोंके सामने 
बाजेके प्रश्न तक ही सीमित नहीं थे। इन मतभेदोंकी 
जड़ें गहरी थीं। मुसलमानोंकों भय था कि अंग्रेजों द्वारा 
सत्ता भारतीयोंकों हस्तांतरित किये जानेपर अ्रल्पसंख्यक 
मुसलमानोंपर हिन्दुओओंका शासन “स्थापित हो जायेगा, 
जो बहुत बड़ी संख्यामें हैं। मुसलमानोंके इस भयकों 
अंग्रेज शासकोंनें औ्लौर अधिक भड़काया। सन्‌ १६०६ 
और १६१९के भारतीय शासन, विधानोंके अंतर्गत केन्द्रीय 
तथा प्रांतीय विधानमंडलोंमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वका 
सिद्धांत लागू करके उनके इस AAT साकार रूप दे दिया 
गया था। गांधीजी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 
मुसलमानोंके इस भयका निवारण न हो सका और न ही 
ऐसा कोई उपाय निकाला जा सका जिससे अल्पसंख्यक 
मसलमानोंकों देशके प्रशासनमें समान अधिकारोंके लिए 
आश्वस्त किया जा सकता हो । बस, यहींसे पाकिस्तानकी 
उत्पत्तिका बीज अंकुरित हुआ | 


गांधी, मोहनदास करमचंद 





सन्‌ १६२५में जब अधिकांश कांग्रेसजनोंने १६१९के 
भारतीय शासन-विधान द्वारा स्थापित कॉंसिलोंमें प्रवेश 
करनेकी इच्छा प्रकट की, तो गांधीज़ीने कुछ समयके 
लिए सक्रिय राजनीतिसे संत्यास ले लिया और उन्होंने 
अपने आगामी तीन वर्ष “आमोत्थान कार्यमें लगाये । 
उन्होंने गाँवोंकी भयंकर निर्धनताको दूर करनेके लिए 
चरखेपर सूत कातनेका प्रचार किया और हिन्दुप्रोंमें व्याप्त 
छुप्राछृूतको मिटानेकी कोशिश की । अपने इस कार्यक्रमको 
गांधीजी “रचनात्मक कार्यक्रम' कहते थे.। इस कार्यक्रमके 
जरिये वे अन्य भारतीय Aas मुकाबले, गाँवोंमें 
निवास करनेवाली देशकी Co प्रतिशत जनताके बहुत भ्रधिक 
निकट or गये। उन्होंने सारे देशमें गाँव-गाँवकी. यात्रा 
की, गाँववालोंकी पोशाक भ्रपना ली और उनकी भाषामें 
उनसे बातचीत की । इस प्रकार उन्होंने गाँवोंमें रहनेवाली 
करोड़ोंकी श्राबादीमें राजनीतिक जागृति पैदा कर दी 
और  स्वराज्यकी मांगकों मध्यमवर्गीय आंदोलनके स्तरसे 
उठाकर देशव्यापी अदम्य जन-श्रांदोलनका रूप दे दिया । 
सन्‌ १६२७ में गांधीजीने फिर राजतीतिमें हिस्सा लेना 
शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि संवैधानिक विकासकी 
मंद गतिके कारण देशमें हिंसा भड़क उठनेकी आशंका है । 
कांग्रेस पहले ही यह घोषणा कर चुकी थी कि उसका लक्ष्य 
पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है । गांधीजीके नेतृत्वमें iter ही 
ag निर्णय लिया गया कि अगर ब्रिटिश सरकार तत्काल 
ओपनिवेशिक स्वराज्य' प्रदान केरनेका वायदा नहीं करती है 
तो कांग्रेस सविनय-अवज्ञाका एक नया अहिंसक आ्रांदोलन 
आरंभ करेगी । इस आंदोलनका नेतृत्व गांधीजीने संभाल 
लिया और सन्‌ १६३०में उन्होंने अपने कुछ चुने हुए WA 
यायियोंके साथ अहमदाबादके निकट साबरमती आश्रमसे 
दांडी तक पदयात्रा की और वहाँ समुद्रजलसे नमक बनाया, 
जो तत्कालीन कानूनोंके अनुसार अवैध और दंडनीय था । 
साबरमतीसे दांडी तककी यह नमक यात्रा; उनका अवज्ञा- 
पूर्ण चुनौतीसे भरा क्रांतिकारी कदम था। इसका देशभर- 
पर असाधारण प्रभाव पड़ा और शी त्र ही हजारों भारतीयों ने 
विभिन्न कानूनोंकों तोंड़ना शुरू कर दिया। देशमें एक 
बार फिर तेजीसे सत्याग्रह आंदोलन चल ost | ब्रिटिश 
सरकारने पहले तो दमन और उत्पीड़नका अपना पुराना 
रास्ता अपनाया और SATAY संख्यामें' लोगोंको जेलोंमें 
da दिया, गांधीजीकों भी कैद कर लिया; किन्तु 
areal उसने राजनीतिक बातचीत भी शुरू कर दी। 
सन्‌ १६३१ और ३२में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके एकमात्र 
प्रतिनिधिकी हैसियतसे गांधीजीने, लंदनमें होनेवाले दूसरे 


गांधी, मोहनदास करमचंद 


और तीसरे गोलमेज सम्मेलनों (दे०)में भाग लिया। 
गांधीजी वहाँपर एक सामान्य ग्रामीण भारतीयकी तरह 
“ धोती पहने श्रौर चादर ate उपस्थित हुए जिसका facet 
चचिलने खूब मजाक॑ उड़ाया और उन्हें भारतीय फकीरकी 
संज्ञा दी । गांधीजीने ब्रिटिश सम्राट्से भी मुलाकात की । 
गोलमेज सम्मेलनोंके नतीजोंने उन्हें निराश कर दिया 
और स्वदेश लौटते समय रास्तेमें ही उन्होंने सविनंय अ्वज्ञा 
आंदोलन फिंरसे छेड़ोकी घोषणा कर दी। इस कारण 
भारत आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री रैमूसे मेकडोना ल्डने जिस समय अपना कुख्यात 
कम्युनल एवार्ड' (साम्प्रदायिक निर्णय) (दे०) दिया, 
गांधीजी उस समय जेलमें थे। इस Taree केख्लीय और 
प्रांतीय विधानमंडलोंमें न केवल मुसलमानों और ईसाइयोंको 
अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गयां था वरन्‌ हिन्दुओंकी 
परिगणित जातियोंको भी भ्लग प्रतिनिधित्व दिया गया था । 
यह सवर्ण हिन्दुओं और परिगणित जातियोंके बीच स्थायी 
दरार पैदा करनेका कुचक्र था। गांधीजीने इसके खतरेको 
समझा और विरोध-स्वरूप श्रामरण HATA शुरू कर दिया | 
वे अछतोंको शेष हिन्दुओंसे हमेशाके. लिए अलग कर 
देनेका विचार गवारा न कर सके । गांधीजीके भ्रनशनके 
/ फलस्वरूप पूना-समझौता (दे०) हुआ जिसके अनुसार 
कुछ वंर्षकि लिए दलित वर्गोंके वास्ते कुछ स्थान आरक्षित 
wah साथ संयुक्त निर्वाचल-क्षेत्रोंकी व्यवस्था की गयी । 
इस प्रकार हिन्दू समाजकी एकता और अखण्डता कायम रह 
सकी | 
गांधीजी सन्‌ १६३३में रिहा हुए और इसके बाद 
अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने अपनेको अछ्तोद्धारके काम 
में लगा दिया और इसके हेतु उन्होंने 'हरिजन' नामक एक 
पत्र निकाला । इस साप्ताहिकका संपादन और प्रकाशन 
बे आजीवन करते रहे । 
जब दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ा, गांधीजी ब्रिटेनको अपना 
नैतिक समर्थन BAe fre तैयार हो गये और उन्होंने ऐसा 
कोई काम न करनेका फैसला किया जिससे संकटकी घड़ीमें 
उसे परेशानी हो । इसी कारण उन्होंने जर्मनी या' जापानकी 
सैनिक सहायतासे भारतीय स्वाधीनता प्राप्त करनेके 
नेताजी सुभाषचंद्र वसुके प्रयासोंका समर्थन नहीं किया । 
उन्होंने eT कांग्रेसी नेताओंके साथ इस बातेपर सहमति 
प्रकट की क्रि भ्रगर ब्रिटेन ग्रुद्धेक बाद भारतकी पूर्ण स्वा- 
धीनता देनेका पक्का आश्वासन दे तो भारत उसके साथ 


पूरा सहयोग-करेगा । लेकिन चुंकि ऐसा कोई आश्वासन- 


नहीं मिला, इसलिए गांध्रीजी तथा कुछ उनके चुने हुए श्रनु- 


१२३ 


यायियोंने व्यक्तिगत सत्याग्रह के नामसे एक नया आंदोलन 
शुरू कर दिया । परन्तु इस भ्रांदोलनका ब्रिटिश सरकारपर 
कोई खास असर नहीं पड़ा । . इसलिए अगस्त सन्‌ १६४२में 
उन्होंने अंग्रेजोंसे भारत छोड़ने और भारतवासियोंको 
तत्काल सत्ता हस्तांतरित करनेकी मांग की। भारत 
छोड़ो” नारा शीघ्र ही देशभरमें फैल गया। नौसेना 
तक इससे प्रभावित हुई अंग्रेजोंको एक बार फिर. एक 
शक्तिशाली जन-आ्रांदोलनका सामना करना पड़ा । हजारों 
लोगोंको गिरफ्तार कर जेलमें ठूंस दिया गया । सन्‌ १९४र२में 
सभी कांग्रेसी नेताओंके साथ गांधीजीको भी कैद कर लिया 
गया । गांधीजीकी पत्नी कस्तूरबा भी गिरफ्तार कर ली 
गयीं और सन्‌ १६४४में नजरबंदीकी ACT जेलके अंदर 
ही उनकी मृत्यु हो गयी । 

इसके बाद गांधीजीको शी प्र ही रिहा कर दिया गया । 
ब्रिटेन और उसके मित्तराष्ट्रोंकी युद्धमें विजय हुई । भारतमें 
आजादीकी माँगकों बराबर जोर पकड़ता देख ब्रिटेनने 
महसूस किया कि उसके लिए अब भारतपर अपना आधि- 
पंत्य बनाये रखना सम्भव नहीं है। उसने भारतीयोंके 
हाथों सत्ता सौंपनेका फैसला किया । किन्तु उनके सामने 
प्रश्न यह था कि भारतको एक अखण्ड देशके रूपमें स्वतंत्रता 
प्रदान की जाय या साम्प्रदायिक आधारपर उसके दो टुकड़े 
कर दिये जायें । दोनों सम्प्रदायोंके caret नेताओंने देशके . 
अंदर सन्‌ १६४६में भयंकर साम्प्रदायिक दंगे करवा दिये । 
गांधीजी देशके विभाजन और साम्प्रदायिक दंगे, दोनोंके 
तीत्र विरोधी थे। उन्होंने बंगाल; बिहार और पंजाबमें 
गाँव-गाँव जाकर लोगोंको साम्प्रदायिक aera और राष्ट्रीय 
एकताका महत्त्व समझाया | किन्तु उनके प्रयास सफल न 
हुए। कांग्रेसके अंदर उनके साथियोंने देशको भारत और 
पाकिस्तान, दो पृथक्‌ राष्ट्रोंमें बाँठ देनेके आधारपर स्वा- 
धीनता स्वीकार कर ली और अंततः गांधीजीको भी उनकी 
बात मान लेनी पड़ी। भारतने १४५ अगस्त १६४७को 
स्वाधीनता प्राप्त कर ली । किन्तु इसके तुरन्त बाद भयंकर 
साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे और पश्चिमी सी माके दोनों शोर 
अल्पसंख्यक समुदायोंपर जघन्य अत्याचार किये गये। 
दिल्‍ली भी इन दंगोंसे recht नहीं रही । गांधीजी नें साम्प्र- 
दायिक वैमनस्य दूर करनेके उद्देश्सससे जनवरी सन्‌ १६४८में 
दिल्लीमें पुनः भ्रनशन आरम्भ किया । कुछ ही दिनोंके 
अंदर एक समझौता हुआ और राजधानीमें स।म्प्रदायिक 
प्ौहाई स्थापित हो गया । गांधीजीने स्वयं हस्तक्षेप करके 
नवस्थापित भारत सरकारसे पाकिस्तान सरकारको 
एक बहुत बड़ी धनराशि दिलवा दी। बहुतसे हिन्दुश्रोंके 


)२७ 
१२४ 


विचारसे पाकिस्तान सरकार इस धनराशिके लिए कानूनी 
तौरसे हकदार न थी। इस प्रकार कुछ हिन्दू लोग गांधीजीको 
भारतमें हिन्दूराजकी स्थापनामें बाधक समझने लंगे। 
गांधीजीके अंतिम उपवासके दस दिनों बाद ही ३० जनवरी 
१६४८ को एक धर्मान्ध हिन्दूने दिल्लीमें उन्हें उस समय 
गोली मार दी, जब वे अपनी दैनिक प्रार्थना-सभामें भाग 
लेने जा रहे थे । 
अपने महान नेताकी मृत्युका समाचार सुनकर सारा 

देश शोकाकुल हो उठा । तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर 
लाल ABET राष्ट्रकों महात्माजीकी ह॒त्याकी सूचना इन 
शब्दोंमें दी, “हमारे जीवनसे प्रकाश चला गया और ATT 
चारों तरफ अंधकार छा गया है। मैं नहीं जानता कि मैं 
आपको क्‍या बताऊँ और कैसे TAH | हमारे प्यारे नेता, 
राष्ट्रपिता बापू अब नहीं रहे ।” महात्मा गांधी वास्तवमें 
भारतके 'राष्ट्रपिता' थे। सत्ताइस वर्षोके भ्रल्पकालमें 
उन्होंने भारतकों सदियोंकी दासताके अ्रँघेरेसे निकालकर 
आजादीके उजालेमें पहुँचा दिया। किन्तु गांधीजीका 
योगदान सिर्फ भारतकी सीमाओं तक सीमित नहीं था । 
उनका प्रभाव संपूर्ण मानव जातिपर पड़ा, जैसा कि अर्नाल्ड 
टायनबीने लिखा है--'हमने जिस पीढ़ीमें जन्म लिया है, 
वह न केवल पश्चिममें हिटलर और रूसमें स्टालिनकी 
पीढ़ी है, वरन्‌ वह भारतमें गांधीजीकी पीढ़ी भी है और यह 
भविष्यवाणी बड़े विश्वासके साथ की जा सकती है कि मानव 
इतिहासपर गांधीका प्रभाव स्टालिन या हिटलरसे कहीं 
ज्यादा और स्थायी होगा।” (मोहनवास करमचंद 
गांधी-'आत्सकथा', To जी० तेन्दुलकर कृत 'महात्मा', TE 
फिशर कृत 'लाइफ आफ ARH, एच० मुखर्जी कृत 
‘aids, अर्नाल्ड टायनबी कृत स्टडी आफ हिस्द्री' 
खण्ड १२) 

गाज़ी-एक उपाधि, जिसका भ्र्थ होता है धर्मयुद्ध करनेवाला | 
अनेक मुसलमान बादशाहोंकी भाँति औरंगज़ेबने भी यह 
उपाधि धारण की at | हि 

गाज़्ीउद्दीन इसामुलमुल्क-हैदराबादके प्रथम निजामके पुत्र 
गाजीउद्दीन खाँका पुत्र । जब उसका पिता १७५२ ई० में 
औरंगाबादमें उसकी सौतेली माँ द्वारा विष देकर मार डाला 
गया, उस समय गाज़ीउद्दीन दिल्लीमें था । facet वह 
अवधके सूबेदार सफदरजंगकी सहायतासे मीरबख्शी 
(वेतन-वितरण विभागंका प्रधान): बन गया। बादमें 
उसने सफदरजंगका साथ छोड़ दिया और मराठोंके साथ 
हो गया, जिनकी सहायतासे उसने बादशाह श्रहमदशाह 
(१७४८-५४ ई० ) को गद्दीसे उतार दिया । युवक गाजी- 


गाज़ी-गायकबाड़ 


उद्दीन कुटिल, एहसानफरामोश और बड़ा महत्त्वाकांक्षी था, 
किन्तु न तो उसमें रण-कौशल था और तन संगठन-शक्ति । 
वह अहमदशाह भ्रब्दालीका आक्रमण रोकनेमें विफल रहा, 
जिसने १७५६ fo में दिल्‍्लीपर हमला किया और उसे 
लूटा तथा पंजाबपर अधिकार कर लिया । अब्दालीके 
चले जानेके बाद उसने मराठोंसे मिलकर १७५८ ई० में 
पंजाबपर पुनः अधिकार केरनेका षड्यंत्र किया, लेकिन 
१७५६ ई० में अब्दालीने पुन: भारतपर आक्रमण किया और 
पंजाबको फिर हथिया लिया। गाज़ीउद्दीन किसी प्रकार 
अब्दालीसे क्षमा प्राप्त करनेमें सफल हो गया । जैसे ही 
अब्दाली वापस गया, गाज़ीउद्दीनने फिरसे चालबाजी , 
शुरू कर दी और १७५६ ई० में बादशाह आलमगीर 
द्वितीयको मार डाला। उसने औरंगज़ेबके सबसे छोटे 
पुत्र कामबख्शके पोतेको शाहजहाँ तृतीयके नामसे गद्दीपर 
बैठा दिया। लेकिन अब्दाली फिर at धमका। गाजी- 
उद्दीनने सूरजमल जाटकी शरण ली और मराठोंकी 
सहायतासे अब्दालीका सामना करनेका प्रयास किया, 
किन्तु पानीपतकी तीसरी लड़ाई (१७६१) में अब्दालीने 
मराठोंको बुरी तरह कुचल दिया और गाज़ीउद्दीनके 
षड्यंत्रों एवं राजनीतिक गतिविधियोंकों सदाके लिए 
समाप्त कर दिया। गाज़ीउद्दीनकी मृत्यु १८०० ई० में 
हुई । 
गाज़ीउद्दीन, फीरोज़ जंग-एक ईरानी जो औरंगज़ेबके 
शासनकालमें भारत श्राया । वह मुगलोंकी नौकरीमें अनेक 
उच्च पदोंपर रहा । १६८५ ई० में बीजापुर और १६८७ 
ई० में गोलकुंडापर घेरा डाले जानेके समय वह उपस्थित 
था। उसने युद्धमें अ्रदुभुत कौशलका प्रदर्शन किया। 
१६८८ fo में ताऊनकी बीमारी फैलनेपर उसकी एक आँख 
चली गयी, तो भी वह मृत्युपर्यन्‍्त मुगल दरबारका प्रभाव- 
शाली सरदार बना रहा। उसका बेटा मीर कमरुद्दीन 
faa किलिचखाँ था जो १७१३ में हैदराबादका प्रथम 
निजाम बना | 
गाज़ी सलिक-देखिये, गयासुद्दीत तुगलक' । 
गाडविन, जनरल सर एच० टी०-ब्रिटिश भारतीय सेनाका 
एक अधिकारी । प्रथम बर्मा-युद्ध (१८२४-२६) के 
दौरान उसने ईस्ट इंडिया कम्पनीकी महत्त्वपूर्ण सेवा की । 
द्वितीय बर्मा-युद्ध (१८५२)में भी उसने ७० वर्षकी 
अवस्था होनेपर भी ब्रिटिश -सेनाका नेतृत्व किया और 
युद्धमें विजय प्राप्त की । ह 
गायकवाड़-एक मराठा खानदानं, जो Fa. बाजीराव 
प्रथम (१७२०-४०)के शासनकालमें सत्तामें ओया । 


las 


गाडनर, कर्नल अलेक्जेण्डर हटन-गाहुड़वाल (गहरवार) AT 








१२४ 





इस वंशके संस्थापक दामजी प्रथमके बारेमें कुछ भी ज्ञात 
नहीं है । उसके भतीजे पीलाजी (१७२१-३२) के जीवन- 
कालमें यह खानदान प्रमुखतामें wat | पीलाजी राजा 
age सेनापति खाण्डेराव दाभाड़ेके गुटका था। उसने 
१७२० ई० में सूरतसे ५० मील पूर्व सौनगढ़में एक दुर्गका 
निर्माण कराया । १७३१ ई० में वह बिल्हापुर अथवा 
बालापुरके युद्धमें खाण्डेरावके पुत्र और उत्तराधिकारी 
त्यम्बकराव दाभाड़ेकी तरफसे लड़ा, किन्तु इस युद्धमें 
दाभाड़ेकी पराजय और मृत्यु होनेपर उसने पेशवा बाजीराव 
प्रथमके साथ संधि कर ली। पेशवाने उससे गुजरातपर 
निगाह Carel कहा । गायकवाड़ने भ्रपता मुख्य ठिकाना 
बड़ौदा बनाया। किन्तु पीलाजीकी १७३२ ई० में हत्या 
कर दी गयी और उसका पुत्र दामाजी द्वितीय उत्तराधिकारी 
वना, जो सन्‌ १७६१ ई० में पानीपतके युद्धमें मौजूद था 
और बादमें भाग निकला। १७६८ ई० में उसकी मृत्यु 
हो गयी । दामाजी द्वितीयके कई पुत्र थे, जिनमें १७६८ से 
१८०० ई० तक लगातार उत्तराधिकार-युद्ध चलता रहा | 
१८०० ई० में दामाजीके बड़े लड़के गोविन्दरावका पुत्र 
सिहासनारूढ़ हुआ | उसने १८१६ ई० तक शासन किया । 
इस दौरान गायकवाड़ वंशने अंग्रेजोंके साथ शांतिपूर्ण 
सम्बन्ध बनाये रखा और बिना किसी युद्धके १८०५० में 
आश्रित-संधि कर ली। गायकवाड़ वंश अंग्रेजोंके प्रति 
वफादार बना रहा और इस कारण दूसरे झौर तीसरे ग्रांग्ल- 
मराठा युद्धोंमें भ्रन्य मराठा सरदारोंको जन-धनकी जो अपार 
क्षति उठानी पड़ी उससे बच गया | आ्रानंदरावका उत्तरा- 


धिकारी उसका भाई सयाजी द्वितीय (१८१६-४७) बना 


और उसके बाद उसके तीन पुत्र गणपतिराव (१८४७- 
५६), खाण्डेराव ( १८५६-७० ) और मल्हारराव 
(१५७०-७५) क्रमशः सिहासनपर आारूढ़ हुए । मल्हार- 
रावपर कुशासन और ब्रिटिश रेजीडेण्ट कर्नल फेयरेको 
विष देकर मरवा डालनेका अ्रशियोग लगाया गया । उसे 
गिरफ्तार कर लिया गया और वाइसराय ATS नार्थब्रुक 
द्वारा नियुक्त आयोगके सामने उसपर मुकदमा चला। 
हत्याभियोगपर आयोगके स़दस्योंमें मतभेद था, Wa: उसे 
बरी कर दिया गया, किन्तु दुंराचरण'और कुशासनके 
आरोपमें उसे गद्दीसे उतार दिया गया। मल्हाररावके 
कोई संतान नहीं थी, इसलिए भारत सरकारने सयाजी- 
राव नामक बालकको, जिसका गायकवाड़ वंशसे कुछ 
gran सम्बन्ध था, गद्दीपर बैठा दिया और नये शासकके 
अल्पवयस्क रहनेतक - प्रशासन सर टी० Asay 
हाथों सुपुर्द कर दिया । सयाजीराव तृतीयने १८७५ ६० में 


शासन संभाला और १६३६ ई० में उसकी मृत्यु Sel उसने 

अपनेको देशी रजवाड़ोंमें सर्वाधिक योग्य और जागरूक 

शासक सिद्ध किया और बड़ौदाकों भारतका सर्वाधिक 

उन्नतिशील राज्य बना दिया । 

गार्डनर, कर्नल अलेक्जेण्डर हटन (१७८५-१८७७)-एक 
साहसी अंग्रेज पेशेवर सिपाही । उसने अफगानिस्तान 
पहुँचकर हबीबुल्लाह खाँके यहाँ नौकरी की और उसके चाचा 
अमीर दोस्त मोहम्मदके खिलाफ लड़ाइयोंमें भाग लिया । 
१८२६ fo में वह पंजाब चला आया और कर्नलकी हैसियत - 
से रणजीत सिंहंकी फौजमें शामिल हो गया । उसने उसके 
तोपखानेको प्रशिक्षण दिया । १८३५ fo में उसने अफ- 
math विरुद्ध युद्धमोें सिखोंकी सहायता की । रणजीतसिह- 
की मृत्युके उपरान्त होनेवाले उत्तराधिकार-युद्धमें उसने भी 
भाग लिया। प्रथम सिखन-युद्ध (दे०) के दौरान वह 
लाहौरमें था, किन्तु इसमें उसे कोई सक्रिय भूमिका नहीं दी 
गयी। १८४६ ई० में उसने जम्मू-कश्मीरमें राजा गुलाब 
सिंहके यहाँ नौकरी कर ली और १८४७ ई० तक मृत्युपर्यत 
उन्हींकी सेवामें रहा । 

गालिब खाँ--एक पठान सरदार, जो भारतपर तैमूरके आक्रमण 
(१३६८-६६ fo) बाद सामान का स्वतंत्र शासक बन 
गया था। 

गाबिल गढ़-बरा रका एक शक्तिशाली दुर्ग, जिसका निर्माण 
बहमनी सुलतानोंने कराया था। बादमें इसपर मराठोंका 
अधिकार हो गया। दूसरे मराठा-युद्ध (१८०४-६) में 
१५ दिसम्बर १८०३ Go Bt HHMI BA बरारके भोंसला 
राजाके हाथोंसे छीन लिया । 

गाहड़वाल (गहरवार) वंश-राजपूत राजा चैंद्रदेवने 
ग्यारहवीं शताब्दीके अंतिम दशकमें इसको प्रतिष्ठापित 
क्रिया । उसके sta गोविन्द्रचंद्रने युवराजके रूपमें ११९०४ 
से १११४ ई० तक तथा उसके बाद राजाके रूपमें ११५४ 
ई० तक ua विशाल राज्यपर शासन किया, जिसमें 
आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहारका अ्रधिकांश भाग 
शामिल ar) उसने मुस्लिम तुकोके आक्रमणसे वाराणसी 
और जेतर्वत जैसे पवित्न धामिक स्थानोंकी रक्षा की । 
उसने अपनी राजधानी कन्नौजका पूर्व गौरव कुछ सीमा 
तक पुनः स्थापित feat गोविन्दर्ंद्रका पौत्न राजा 
जयचंद्र (जो जयचंदके नामसे विख्यात है) था, जिसकी 
सुन्दर पुत्री संयोगिताको श्रजमेरका चौहान राजा पृथ्वीराज 
अपहंत कर ले गया था। इस कांडसे दोनों राजाशोंमें 
इतनी अ्रधिक शत्रुता हो गयी कि जब तुकनि पृथ्वीराजकेः 

राज्यपर हमला किया, उस समय जयचंदने उसकी कोई 


jab 
१२६ 


गिरनार-गिलगिट 





सहायता नहीं की । ११६२ ई०में तराइन (तरावड़ी)के 
दूसरे युद्धमें पृथ्वीराज पराजित हुआ और उसने स्वयं 
प्राणांत कर लिया । दो वर्ष बाद सन्‌ ११६४ ई ० में चन्दावर- 
के युद्धमें तुके विजेता शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीने जयचंदको 
भी हराया और मार star तुकोंने उसकी राजधानी 
कन्नौजकों खूब लूटा और नष्ट-भ्रष्ट किया । उसके साथ 
ही गाहड़वाल वंशका अंत हो गया । 

गिरनार-का्ियावाड़ प्रायद्वीपमें जूनागढ़के निकट स्थित 
पर्वत | यहाँ एक चट्टानपर मौर्य सम्राट्‌ अशोक (लगभग 
२७३ ई०पू० से २३२ ई०पू०)का चतुर्देश शिलालेख 
अंकित है । उसी चट्टांनके दूसरी ओर शक क्षत्रप रुद्रदमन 
(लगभग १५० ई०)का अभिलेख है, जिसमें प्रथम मौर्य- 
सम्राट्‌ WAT (AMAT ३२२ Fogo से २६९८ Logo ) के 
आदेशसे वहाँपर सुदर्शन झीलके निर्माणका उल्लेख है। 
इन दोनों महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखोंके अलावा 
गिरनारमें अनेक भव्य मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें गुजरातके 

: चालुक्य राजाझ्रोंने बनवाया था | (ato खंड २ तथा 
& हूं० खंड ८, Fo ३६) 

गिरमिट प्रथा-मजदूरोंकी भरतीके लिए उन्नीसवीं शताब्दीके 
तीसरे दशकमें आरम्भ की गयी। इस प्रथाके अंतर्गत 
भारतीय मजदूरोंसे किसी बगीचेपर एक निर्धारित भ्वधि 
तक (प्रायः पांचसे सात साल) काम करनेके लिए (एग्रीमेंट' 
(जिसे बोलचालकी भाष्ञामें गिरमिट' कहा जाता था, 
ate इस प्रथाकों “गिरमिट' प्रथा कहने लगे ) कराया 
जाता था । 'गिरमिट से मुक्त होनेपर मजदूरको छूट रहती 
थी कि वह या तो भारत लौट जाय या स्वतंत्र मजदूरकी 
हैसियतसे वहीं उपनिवेशमें बस जाय । यदि वह स्वदेश 
वापस लौटना चाहता था तो उसे किराया दिया जाता 
था। “गिरमिट'की यह सामान्य प्रथा कहीं-कहीं कुछ 
परिवर्तित रूपमें भी प्रचलित थी । भारतीय मजदूर अनपढ़ 
और असंगठित होते थे । उन्हें रोजीकी तलाश थी, इसलिए 
न्यायात्यायके विचारसे शून्य धनी ठेकेदार बहुधा मजदूरों- 
से मनमाती शर्तें भी करा लेते थे । गिरमिट प्रथाके अंतर्गत 


प्रवासी भारतीयोंकी काफी बड़ी संख्या हो गयी । प्रवासी 
भारतीयोंकी संख्या जब बढ़ी और वे समृद्ध होने लगे तो 
उन उपनिवेशोंमें रहनेवाले गोरे उनसे ईर्ष्या करने लगे 
और उनके विरोधी बन गये । गोरोंने इस बातको भुला 
दिया कि इन प्रवासी भारतीयोंके पुरखोंको उन्हीं लोगोंने 
अपने देशमें आमंत्रित किया था और गिरमिटिया मजदूरों- 
की सेवाओंसे भारी लाभ उठाया था । उन्होंने उन उपनि- 
वेशोंकी समृद्धिमें उतना ही योगदान दिया था, जितना 
वहांके गोरे निवासियोंने । अब चूंकि वे गोरोंकी गुलामी 
नहीं करना चाहते थे तो उन्हें अ्रवांछित व्यक्ति करार दिया 
जा रहा था। इस तरह गिरमिट प्रथाके कारण जातीय 
भेदभावपर आधारित नयी समस्याएं उठ खड़ी हुईं, जिनका 
अभीतक समाधान नहीं हो सका है। 


गिरिया-बिहारमें राजमहलके निकट, जहां दो बार युद्ध 


हुए। पहला युद्ध १७४० ई० में बंगालके नवाब अलीवर्दी 
खां (दे०) और उसके प्रतिद्वन्द्ी सरफराज खांके बीच 
हुआ, जिसमें सरफराज पराजित हुआ और मारा गया । « 
अलीवर्दीखां इस विजयके बाद मसनदपर बैठा । गिरिया- 
की दूसरी लड़ाई (१७६३) नवाब मीर कासिम: (दे०) 
और ईस्ट इंडिया कम्पनीके बीच हुई । मीर कासिर्म परा- 
fart हो गया तथा अन्य तीन युद्धोंमें हारकर पठना भाग 
गया । बंगालकी गद्दी उससे for गयी 1 


गिरिब्रज-पटनाके समीप राजग्रिर नामक आधुनिक कसबेका 


प्राचीन नाम । इस नगरको सम्राट बिम्बसार (लगभग 
५५० ई० पू०)ने बनवाकर इसका नाम राजगृह रखा 
और अ्रपनी राजधानी बनाया। बादमें उसीका वंशज 
सम्राट्‌ कालाशोक राजगृहसे राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र 
ले गया। महात्मा बुद्धके निर्वाणके बाद राजगृहमें ही 
प्रथम बौद्ध संगीति (धर्मसभा) ४८६ ई० Yo में हुई, जहाँ 
अभिधम और विनय पिटकोंकी रचना की गयी । गिरित्रज 
अथवा राजगृह बहुत काल तक विभिन्न प्रकारसे बौद्ध धर्मसे 
संबंधित रहा । आजकल राजगिर गरम पानीके झरनोंके 
कारण अच्छ स्वास्थ्य-केन्द्रके रूपमें भी प्रसिद्ध है । 


बहुसंख्यक भारतीय मजदूर हिन्द महासागरमें स्थित गिलग्रिट-कश्मीरके उत्तर-पश्चिमी कोनेमें स्थित । घाटीमें 


मारीशस, प्रशांत महासागरमें स्थित फिजी, मलय प्रायद्वीप 
तथा द्वीपपुंज, श्रीलंका, केनिया, ठांगानायका, उगांडा, 
दक्षिण seater, ट्रेनिडाड, जमायका और. ब्रिटिश गायना 
गये और इनमेंसे बहुतेरोंने गिरमिट'-मुक्त होनेपर उसी 
स्थानपर बस जाना पसंद किया । वे वहांपर या तो स्वतंत्र 
मजदूर बनकर या छोटे-मोटे व्यापारी बतकर जीविका 
कमाने लगे। इस तरह उपयुक्त ब्रिटिश उपनिवेशोंमें 


बहनेवाली नदी और वहाँ बसे हुए कसबेका नाम भी गिलगिट 
है, जो जिलेका सदरमुकाम है। गिलगिट सिंधु नदीकी 
सहायक नदी है। सामरिक दृष्टिसे गिलगिटका बहुत 
महत्त्व है। यहाँसे चित्नाल होकर अफगानिस्तानके लिए 
सीधा रास्ता है। कुछ दूरी तक रूसकी सीमा भी इससे 
लगी हुई है । अतएवं वाइसराय लाई लिटन प्रथमके समय 
ब्रिटिश सरकारने गिलग्रिठ घाटीपर सीधा नियंत्रण प्राप्त 


fad 


गिलजई-गुजरातकी लड़ाई 


१२७ 





करनेका प्रयत्न किया, जो कश्मीरके महाराजके शासनके 
अन्तर्गत थी। लार्ड लिटनने महाराजसे' गुप्त समझौता 
किया जिसके अनुसार गिलगिटमें एक ब्रिटिश एजेंट नियुक्त 
हुआ । १८८६ ई० में. एक ब्रिटिश अफसर गिलगिट भेजा 
गया । ब्रिटिश सरकारकी इस कारंबाईसे अफगानिस्तान- 
का शासक अमीर श्रब्दुरंहमान बहुत घबराया, उसकी 
दृष्टिमें अ्रफगानिस्तानके प्रति ब्रिटिश इरादे सच्चे नहीं 
थे। इस प्रकार भारत सरकार और अफगानिस्तानके 
बीच उस कालमें ग्रिलगिट विवादका विषय हो गया था। 
आजकल वह पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित गुलाम कश्मीरके 
शासनके अन्‍्ते्गत है । 
गिलजई-एक अफगान कबीला, जिसने १८४० ई० में अफगा- 
निस्तानपर चढ़ाई करनेवाली ब्रिटिश Sarat gaat स्थिति- 
का फायदा उठाकर विद्रोह कर feats यद्यपि उन्हें 
तत्काल दबा दिया गया, तथापि १८४१ ई० में उनका विद्रोह 
फिर भड़क उठा। Het: १८४१-४२ ई० में काबुलसे 
जलालाबाद वापस आनेवाली ब्रिटिश फौजको भारी हानि 
उठानी पड़ी । 
गीतगोविन्द-संस्कृतके मधुरतम गीतोंकी एक उत्कृष्ट रचना ! 
बंगालके राजा लक्ष्मणसेन (दे०) (लगभग ११७८- 
१२०३) के दरबारी कवि जयदेवने इन गीतोंकी रचना 
: की, जिनमें राधा और कृष्णके अलौकिक प्रेमका वर्णन है । 
गुजरात-पश्चिमी भारतका एक प्रदेश | गुजराती भाषा 
बोलनेवाले सम्पूर्ण क्षेत्रको 'गुजरात” कहा जाता है, जिसमें 
पुराने बम्बई सूबेके अहमदाबाद, भड़ौंच, पंचमहल, खैरा 
तथा सूरत जिले, भूतपूर्व बड़ौदा राज्यका क्षेत्र तथा सौराष्ट्र 
एवं कच्छकी रियासतें शामिल थीं । अन्य प्रदेशोंकी अ्रपेक्षा 
गुजरात कम प्राचीन जान पड़ता है, क्योंकि अशोक अथवा 
रुद्रदामाके शिलालेखोंमें इसका विवरण नहीं मिलता। 
पाँचवीं शताब्दी ईसवीमें जब हूणोंने भारतपर हमला किया, 
तबसे यह नाम प्रचलित हुआ । यह नाम गुजर लोगोंसे 
उदभूत प्रतीत होता है । गुजर लोग विदे शी थे, जो पाँचवीं 
शताब्दी ईसवीमें पश्चिमोत्तर दिशासे भारत में भ्रन्हिलवाड़ 
व भिन्नमाल आये और क्रमशः यहाँ बस गये । इसके बाद 
दो शताब्दियोंमें गुंजरात राज्य बन गया, जिसमें राजपूताना- 
का भी कुछ भाग सम्मिलित था । आरंभमें इसकी राजधानी 
प्रन्हिलवाड़ थी जो बादमें भिन्नमालमें स्थापित हुई। 
गुजर प्रतिहार (Fo) TATA समयमें गुजरात बहुत 
विख्यात हुआ । १०२४ ई० में महमूद गजनवीके झाक्रमणसे 
इस राज्यकी शक्ति घटने लगी और इसकी प्रतिष्ठा नष्ट 
हो गयी । इसी आक्रमणमें महमूद ert सोमनाथ 


मंदिर लूटा था। फिर भी यह १२६७ ई० तक स्वतंत्र 
रहा जबकि अलाउद्दीन खिलजीने इसे अपने अधिकारमें 
कर लिया । १४०१ ई० में गुजरातका हाकिम जाफर खाँ 
अप॑नेको स्वतंत्र घोषित कर नसीरुद्दीन मुहम्मदशाहके 
aay गुजरातका सुलतान बन गया। उसके aay 
१५७२-७३ fo तक शासन किया । नसीरुद्दीन मुहम्मद 
men amt अरहमदशाह (१४११-४१), महमूद TART 
(१४५६-१५११) तथा बहादुरशाह (१५२६-३७) 
प्रमुख शासक हुए। १५३७ ई० में पुतंगालियोंने धोखा 
देकर बहादुरशाहकों उस समय मार डाला, जब ड्यू नामक 
बंदरगाहमें जहाजपर पुतंगाली गवर्नर ही कुन्हासे मिलनेके 
लिए वह गया था। बहादुरशाहकी मृत्युके बाद लगभग 
४० वर्ष तक गुजरातमें अराजकताकी स्थिति रही, बादमें 
इसपर अकबरने कब्जा कर लिया । औरंगजेबके मरनेके 
बाद बाजीराव प्रथम (द्वितीय पेशवा) (१७२०-४०)के 
जमानेमें यह राज्य मराठोंके अधिकारमें आ गया, जिसे « 
गायकवाड़ोंकों शासतके लिए दे दिया गया, जिन्होंने 
बड़ौदाको राजधानी बनाया । गायकवाड़ोंका संबंध अंग्रेजों- 
से भी अ्रच्छा रहा और बसईकी संधि (१५०२) (दे०)से 
उन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ । तीसरे मराठा-युद्ध 
(१५१७-१७) में गुजरात पंग्रेजोंके श्रधिकारमें आ्रा गया, 
जिसे बम्बई प्रान्तका अंग बना दिया गया। भारतके 
आज़ाद होनेके बाद राज्योंका पुनर्गठन gave गुजरात 
बम्बईसे अलग कर दिया गया और उसकी राजधानी 
अहमदाबाद बनायी गयी । गुजरातमें हिन्दू और मुसलमान 
राजाओं द्वारा बनवायी गयी इमारतें वास्तुशिल्पकी सुन्दर 
क्रतियां हैं। राजधानी अहमदाबाद बहुत साफ सुथरा 
नगर माना जाता है और भारतीय सूती वस्त्र उद्योगका 
केन्द्र है। (के० एम० मुंशी कृत “ग्लोरी देट वाज़ गुद्धरात') 

गुजरातकी लड़ाई-पंजाबमें १८४६ ई० में अंग्रेजों और 
सिखोंके बीच दूसरे सिख-युद्ध (१८४८-४६ ई० )के 
दौरान हुई। इस लड़ाईमें दोनों ओरसे मुख्यतः 
तोपोंका इतना अधिक प्रयोग हुआ कि इसे तोपोंकी 
लड़ाई कहा जाता है। अंग्रेज सेनापति लार्ड यफने रणभूमिं- 
का सावधानीसे निरीक्षण करनेके बाद सिखोंकी तोपोंपर 
गोले बरसाकर उनका मुंह बंद कर feat | इसके बाद 
अंग्रेजोंकी पैदल सेनाने सिख सेनापर हमला किया और 
उसमें भगदड़ मचा दी । अंग्रेजोंने सिख सेनाका दूर तक 
पीछा क्रके उसके ऊपर निर्णयात्मक विजय प्राप्त की । 
इस लड़ाईने एक प्रकारसे दूसरे सिख-युद्धका भाग्यनिर्णय 
कर दिया । 


ag 
१२८ 


गुणवर्मा-गुप्तवंशकी सांस्कृतिक उपलब्धियां 





गुणवर्मा-कश्मी रका एक राजकुमारजो बौद्ध भिक्षु हो गया 
और अपना जीवन सुदूरपूर्वके देशोंमें धर्मप्रचारमें विताया । 
बह पहले लंका, फिर जावा और अंतमें चीन पहुँचा । 
चीनी व्‌ त्तांतके अनुसार उसने जावाके लोगोंको बौद्ध 
बनाया । ४३१ ई० में नानकिंग (चीन)में उसका देहांत 
हुआ । 

गुप्तवंश-२२० Fo के लगभग ATT प्रथम द्वारा स्थापित | 
इस amd लगभग ५१० ई० तक उत्तर भारतपर शासन 
किया । चद्धगुप्त प्रथमका पिता घटोत्कच तथा पितामह 
गुप्त था जो शायद पाटलिपुत्के राजा थे। चद्धगुप्त 
प्रथमने लिच्छवि राजकुमारी कुमारदेवीसे विवाह किया, 
जिससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गयी। ag केवल सम्पूर्ण 
मगधका शासक ही नहीं हो गया, उसका राज्य प्रयाग तक 
फैल गया । उसके राज्यमें तिरहुत, दक्षिणी बिहार तथा 
अवधके प्रदेश शामिल थे। उसने महाराजाधिराजकी 
पदवी धारण की। इस वंशमें कई बड़े बड़े सम्राट्‌ हुए, यथा 
समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, 
स्कंदगुप्त, तथा Hares द्वितीय | इसके अलावा परवर्ती 
कालमें कुछ तिर्बेल राजा भी हुए, जिन्होंने या तो केवल 
मगधपर या सुदूर मालवा जैसे छोटे राज्योपर शासन 
किया। गुप्त वंशका द्वितीय ware समुद्रगुप्त बहुत बड़ा 
विजेता था। उसने न केवल लगभग सम्पूर्ण उत्तरी भारतको 
अपने अधीन किया, वरन्‌ दक्षिण-विजयके लिए भी अभियान 
किया । उसने कांची (कांजीवरम्‌)के राजा विष्णुगोपको 
भी अपना करद बनाया। तृतीय गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त 
facta था जो विक्रमादित्य (लगभग ३८०-४१५ ई० ) के 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | उसने सौराष्ट्रपर विजय प्राप्त की 
और वहांके स्थानीय शकराजके शासनको उखाड़ फेंका | 
फलत: उसे 'शकारि'की उपाधि मिली। कहानियों एवं 
किवदत्तियोंमें जिस विक्रमादित्यका उल्लेख मिलता है, 
ae कदाचित्‌ यही विक्रमादित्य था। यही सम्राट महान्‌ 
संस्कृत कवि और नाटककार कालिदासका संरक्षक था। 
उसके Ga FATES प्रथम (४१५-५४५) ने पुष्यमित्रोंके 
आक्रमणको विफल किया जो एक अज्ञात आदिवासी जाति- 
के लोग थे। उसने गुप्त साम्राज्यकों अक्षुणण रखा। 
उसके पुत्र creat (४५५ से लगभग ४६७ Fo तक) 
को, जिसने पुष्यमित्रोंको खदेड़नेमें ग्रपने पिताकी सहायता 
की थी और अभूतपूर्व वीरताका परिचय दिया था, हण 
आक्रमणकारियोंका सामना करना पड़ा । BUTT उसका 
जबरदस्त युद्ध हुआ और उसने उन्हें परास्त किया, लेकित 
हुणोंके श्राक्रमण रुके नहीं । इन आ्राक्रमणोंने गुप्त साम्राज्य 


को जर्जर कर दिया | goby गांधारपर कव्जा कर लिया । 
जब स्कंदगुप्त मरा, गुप्त साम्राज्य लड़खड़ा रहा था। 
उसके बाद उसका भाई पुरणुप्त सिंहासनपर बैठा जो कुछ 
ही महीने जीवित रहा | उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
नूसिंहगुप्त बालादित्य (४६७-७३ ) वौद्धमतानुयायी 
था। उसने नालंदा (दक्षिण बिहार)में २०० फुट ऊँचा 
एक विशालकाय मंदिर बनवाया। उसने भी हणोंके 
विरुद्ध युद्ध किया भर सम्भवत: उन्हें पराजित भी किया, 
किन्तु उसका शासनकाल भी बहुत दिनों तक नहीं चला | 
उसके बाद उसके पुत्र Havers द्वितीय (४७३-७६) का 
शासन भी अल्पकालीन था । यह वह समय था, जब गुप्त 
साम्राज्यका पतन हो रहा था। बादके गुप्त राजाझ्रोंका 
विशेष विवरण नहीं मिलता । सम्भवतः एक राजा 
बुद्धयुप्त (४७६-६५) हुआ, जिसके कालमें तोरमान 
तथा उसके पुत्र मिहिरगुलके नेतृत्वमें हुणोंने भीषण आक्रमण 
किये और वे उत्तर भारतके मध्य तक धंसते चले गये । 
इस प्रकार गुप्त साम्राज्य खंडित हो गया | बादमें बाला- 
दित्य नामक गुप्त राजाने मिहिर्गुलके हमलोंकों रोका । 
बताया जाता है कि मन्दसौरके राजा यशोधर्माने ५३३ Go 
में मिहिरगुलको पराजित कर मार डाला। लेकिन इस 
विजयसे गुप्त वंशकों कोई लाभ नहीं हुआ wa कोई 
ame at रहा नहीं, स्थानीय छोटे-छोटे राजा रह गये 
जो मगध अथवा मालवाके सीमित भागोंपर शासन करते 
रहे । (आर० ato मजूमदार लिखित 'बलासिकल TH’) । 
गुप्तवंशकी सांस्कृतिक उपलब्धियां-भारतके सांस्कृतिक 
इतिहासमें गुप्त वंशक्ा बहुत बड़ा महत्त्व है। एककों 
छोड़कर बाकी सभी गुप्त सम्नाद ब्राह्मण धर्म 
(वैदिक धर्म )को माननेवाले थे। समुद्रगुप्त तथा 
कुमारगुप्त प्रथमने तो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। 
उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मको भी आश्रय दिया । 
चन्द्रगुप्त द्वितीयके समय में चीनी यात्री फाहियान 
आया था। उसने उस समयके भारतकी दशाका वर्णन 
किया है। उसके विवरणोंसे पता चलता है कि गुप्त 
साम्राज्य सुशासित था | हलके दण्डकी व्यवस्थाके बावजूद 
अपराध बहुत कम होते थे। करभार बहुत कम था। 
राजकाजकी भाषा संस्कृत थी । साहित्यकी प्रत्येक विधा- 
में संस्कृतने बहुत उच्च स्थान ग्रहण कर रखा था । विश्व- 
विश्रुत नाटक अभिज्ञान शाकुन्तल तथा रघुवंश महाकाव्यके 
रचयिता कालिदास, मुच्छकटिक नाटकके लेखक शूद्रक, 
ware arent लेखक विशाखदत्त तथा सुविख्याग 
कोशकार अ्रमरसिंह इसी गुप्तकालमें हुए tar विश्वास 


१२६ 





किया जाता है कि रामायण, महाभारत, पुराण (विशेषकर 
वायुपुराण) तथा मनुसंहिता अपने वर्तमान रूपमें गुप्त 
कालमें ही बनी । महान्‌ गणितज्ञ आर्यभट्ट (जन्म ४७६ 
ई०), वराहमिहिर (५०५-८७ fo) तथा ब्रह्मगुप्त (जन्म 
५६८ ई०)ने गणित तथा ज्योतिविज्ञानके विकासमें बहुत 
बड़ा योगदान किया | इसी कालमें दशमलव प्रणालीका 
यहां आविष्कार हुआ जो बादमें AeA माध्यमसे यूरोप 
तक पहुँची । व्यावहारिक ज्ञानके क्षेत्रमें विश्वकों भारत- 
की यह सबसे बड़ी देन मानी जाती है। उस कालमें 
वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्नकला तथा धातुविज्ञान अत्यंत 
विकसित अवस्थामें पहुँच गये थे, जिसका प्रमाण झांसी 
और कानपुर (जिले)के गुप्तकालीन अवशेषों, भ्रजन्ताकी 
गुफा सं० १६ तथा १७ की चित्रकारी, मेहरोली (दिल्ली) 
में स्थित राजा चन्द्रके लौहस्तम्भ, नालंदामें so फुट ऊँची 
बुद्धकी ताँबेकी afa तथा सुलतानगंज स्थित साढ़े सात 
फुट ऊँची बुद्धकी ताँबेकी प्रतिमासे मिलता है । निश्चय ही 
गुप्तकालमें कला, वास्तुशित्प, मूर्तिनिर्माण और धातु- 
विज्ञानके जो स्मारक आज हमें दिखाई देते हैं, उनसे यही 
प्रमाणित होता है कि गुप्तकालके उस लम्बे शांतिपूर्ण युगमें 
भारतीय कला विकास एवं सौन्दर्यके शिखरपर पहुँच 
गयी थी | (आर० डी० बनर्जी लिखित “गुप्त सम्राटोंका 
युग', क्‍त्त लिखित “गणित विज्ञानको हिन्दुओंकी देन, ए० 
डी० ata लिखित "संस्कृत साहित्यका इतिहास', आर० 
ato मजूमदार लिखित 'क्लासिकल एज) 

गुप्त-एक wet, जो किवदन्तीके अनुसार अ्रशोकको बौद्ध 
eae दीक्षित करनेवाले श्रमण उपगुप्तका पिता था। 
कहा जाता है, गौतम बुद्धके जन्मस्थान लुम्बिनीकी यात्रा 
करनेके लिए उपगुप्त श्रशोकके साथ गया था। 

गुप्त-तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ई०के मध्यमें वर्तमान मगध- 
का एक स्थानीय सामन्‍्त, जिसका dla aay प्रथम 
बादमें गुप्त वंशका संस्थापक बना । 

गुरुकी लड़ाई-१६०४ Lor तिब्बतियों और ब्रिटिश भारतीय 
फौजोंके बीच हुई थी । तिब्बती लोग इसमें बड़ी manta 
पराजित हो गये। ब्रिटिश भारतीय फौजका सेनापति 
कनेल फ्रांसिस यंगहस्बैण्ड (दे०) विजेताकी भांति तिब्बत- 
की राजधानीमें प्रविष्ट हुआ । तिब्बतने अन्ततः अंग्रेजोंकी 
अधीनता स्वीकार कर ली । 

गुरुकुल-उत्तर प्रदेशमें हरिद्वारक निकट कांगड़ी (wa 
कनखल) में स्थित । इस विद्यामंदिरकी स्थापना श्रार्य- 
समाजके नेता स्वामी श्रद्धानंदने १६०२ ई०में की थी। 
इसका उद्देश्य भारतमें वैदिक जीवन-विधिकी पुनः प्रतिष्ठा 


करना रहा है। संस्कृतके माध्यमसे भ्रध्ययन इस संस्थाक्री 
मुख्य विशेषता है । अब यह एक विश्वविद्यालय बन गया है। 

गुरु गोबिन्दर्सिह-सिखोंके दसवें तथा अंतिम गुरु, जो अपने 
पिता तथा €वें गुरु तेगबहादुरकी गद्दीपर १६७५ ई० में 
बैठे । दक्षिणमें arte नामक स्थानपर एक शभ्रफगान 
द्वारा १७०८ ई० में मार डाले जाने तक गद्दीपर विराजमान 
रहे । वे सिखोंको एक सैनिक-शक्ति बन देनेवाले प्रथम गुरु 
थे। उन्होंने मुसलमानोंका सामना करनेके लिए सिखोंका 
सैनिक संगठन किया । उन्होंने ‘orga’ (दीक्षा) प्रथाका 
शुभारंभ किया, जिसके अनुसार सभी सिख समूहमें जाति- 
बंधन तोड़नेके उद्देश्यसे एक ही कटोरेमें अमृत” पान 
करते थे तथा प्रसाद ग्रहण करते थे । उन्होंने इन सिखोंको 
'खालसा' (पवित्र) सम्बोधित किया और उन्हें अपने नामके 
ot ‘fae deter आदेश दिया। गुरुजीने धूमपान 
(तम्बाकू-सेवन) पर (रोक लगा दी तथा पाँच 'ककार'का 
नियम aa, wate प्रत्येक सिखके लिए केश, कंघा, 
कड़ा, कच्छ (जाँघिया) तथा कृपाण रखना जरूरी कर 
feat) गुरु गोविन्दर्सिहने पुरानी धामिक शिक्षाओंको 
aay रखते हुए सिखोंमें नये प्राण ga दिये । श्रभी 
तक उनकी गिनती शांतिप्रिय धर्मभीरु व्यक्तियोंमें होती थी । 
अब वे एक नयी सामाजिक तथा राजनीतिक शक्ति बन 
गये। गुरु गोविन्दर्सिहको अनेक पहाड़ी राजाग्रों और मुगल 
मनसबदारोंसे युद्ध करना पड़ा । उनके दो पुत्र सरहिन्दके 
मुगल फौजदारके हाथमें पड़ गये, जिन्हें उसने जिन्दा 
दीवारमें चुनवा दिया । औरंगजेबकी मृत्युके बाद उसकी 
गद्दीके उत्तराधिकारके लिए जो युद्ध हुआ, उसमें गुरुजीने 
बहादुरशाहका पक्ष लिया। उसके बादशाह वननेपर 
उन्होंने उसकी सुरक्षामें शान्तिमय जीवनयापन स्वीकार 
कर लिया, किन्तु १७०८ ई० में एक विश्वासी पठानने 
दक्षिणमें उनकी gat कर दी । 

गुरुदासपुर-पंजाबका एक किलेबंद नगर । इसी किलेमें 
सिखोंका नेता बंदा बैरागी सन्‌ १७१५ ई० में मुगल 
सेना द्वारा घेर लिया गया था और बादमें भीषण युद्धके 
पश्चात्‌ गिरफ्तार कर लिया गया। बंदा और उसके 
अनुयायियोंको मुगल दिल्ली ले गये, जहाँ seg Ae यातनाएँ 
देकर मार डाला गया । 

गुर्जर-एक जनजाति, जिसके बारेमें विश्वास किया जाता है 
कि ये लोग gos ara भारत आये । छठी शताब्दीके 
बाद इन्होंने भारतीय इतिहासमें महत्त्वपूर्ण भूमिका wat 
की । सातवीं शताब्दीमें इनका उल्लेख बाणकत हर्षचरित, 
द्वेनसांगके यात्रा-विवरण और पुलकेशीके ऐहोल शिलालेखमें 


: 1५9० 


१३ 


गुर्जर प्रतिहार बंश-गुलाबसिह, कश्मोरका महाराज 





आया है । इन्होंने पंजाब, मारवाड़ और भड़ौंचमें अपनी. 
रियासतें कायम at इनकी कई शाखाएँ थीं, जिनमें 
गुजर afar sat शताब्दी ई० में भारतीय इतिहासमें 
बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की । 

गुजर प्रतिहार वंश--की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंतने 
७२५ ई०में की। उसने रामके भाई लक्ष्मणको अपना 
पूर्वज बताते हुए अपने वंशको सूर्यवंशकी शाखा प्रसिद्ध 
frat वह राजपूतोंकी प्रतिहार शाखाका शासक था। 
उसके राज्यकी स्थापना गुजरातमें हुई, ATA उसके वंशका 
नाम गुर्जर प्रतिहार' पड़ा । लेकिन पश्चिमी विद्वानोंका 
कहना है कि जो गुजर लोग आरम्भिक हुणोंके साथ आये थे, 
seater शाखा प्रतिहार थे । इसीलिए यह वंश 'गुर्जर प्रति- 
ae कहा जाने लगा। कुछ भी हो, नागभट्ट प्रथम बड़ा 
वीर ar, उसने सिंधकी ओरसे होनेवाले अरबोंके 
आक्रमणका सफलतापूर्वक सामना किया । साथ ही 
दक्षिणके चालुक्यों और राष्ट्रकूटोंके आक्रमणोंका भी 
प्रतिरोध किया और अपनी स्वतंत्रताकों कायम रखा। 
नागभट्टके भतीजेका पुत्र बत्सराज इस वंशका पहला शासक 
भ्रा जिसने सम्राट्की पदवी धारण की, यद्यपि उसने राष्ट्र- 
कद राजा yaa बुरी तरह हार खायी | वत्सराजके पुत्र 
मींगभट्ट द्वितीयने 5१६ ई०के लगभग गंगाकी घाटीपर 
हमला किया, और कन्नौजपर अधिकार कर लिया। वहाँके 
राजाको गद्दीसे उतार दिया और वह अपनी राजधानी 
कन्नौज ले आया। यद्यपि नागभट्ट द्वितीय भी राष्ट्रकूट 
राजा गोविन्द तृतीय (दे०)) से पराजित हुआ, तथापि 
नागभट्टके वंशज कन्नौज तथा आसपासके क्षेत्रोपर १०१८- 
१६ fo तक शासन करते रहे, जबकि महमूद गजनवीने 
कन्नौजपर कब्जा करके प्रतिहार राजाको बाड़ी भाग 
जानेके लिए विवश किया। इस वंशका सबसे प्रतापी 
राजा भोज प्रथम था, जो मिहिरभोजके नामसे भी जाना 
जाता है और जो नागरभट्ट द्वितीयका पौत्न था। भोज 
प्रथमने (लगभग ८३६-८६ fo) Yo वर्ष तक शासन 
किया और प्रतिहार साम्राज्यका विस्तार पूर्वमें उत्तरी 
बंगालसे पश्चिममें सतलज तक हो गया। अरब व्यापारी 
सुलेमान इसी राजा भोजके समयमें भारत आया था। 
उसने अपने यात्रा-विवरणमें राजाकी सैनिक शक्ति और 
सुव्यवस्थित शासनकी बड़ी प्रशंसा की है। अ्रगला TATE 
महेन्द्रपाल था, जो 'कर्पूरमंजरी' नाटकके रचयिता महाकवि 
राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। महेन्द्रका पुत्र 
महिपाल भी राष्ट्रकूट राजा इन्द्र तृतीय (दे०)से बुरी तरह 
पराजित gat । राष्ट्रकूटोंने कन्नौजपर कब्जा कर लिया, 





लेकिन शीघ्र ही महिपालने पुनः उसे हथिया लिया। 
परन्तु महिपालके समयमें ही गु्जर-प्रतिहार राज्यका 
पतन होने लगा। उसके बाद के राजाओं--भोज द्वितीय, 
विनायकपाल, महेन्द्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय 
और विजयपालने जैसे-तैसे १०१६ ई० तक अपने राज्यको 
कायम रखा | महमूद गजनवींके हमलेके समय कन्नौजका 
शासक राज्यपाल था। राज्यपाल बिना लड़े भाग खड़ा 
हुआ | बादमें उसने महमूदकी अ्रधीनता स्वीकार कर ली । 
इससे आसपासके राजपूत राजा बहुत नाराज हुए। 
महमूद गजनवीके लौट जानेपर कालिजरके चन्देल राजा 
गण्डके नेतृत्वमें राजपूत राजाओंने कन्नौजके राज्यपालको 
पराजित कर मार डाला और उसके स्थानपर त्िलोचन- 
पालको गद्दीपर बैठाया । महमूदके दुबारा आक्रमण करने- 
पर कन्नौज फिर उसके अधीन हो गया। त्विलोचनपाल 
भागकर बाड़ीमें शासन करने लगा, उसकी हैसियत 
स्थानीय ara जैसी रह wit. कन्नौजमें गहड़वाल 
अथवा राठौर वंशका sea होनेएर उसने ११वीं 
शताब्दीके द्वितीय चतुर्थाशमें बाड़ीके गुजर-प्रतिहार वंशको 
सदाके लिए उखाड़ फेंका | गुर्जर श्रतिहार वंशके श्रांतरिक 
प्रशासनके बारेमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इतिहासमें 
इस वंशका मुख्य योगदान यह है कि इसने ७१२ ईश्में 
सिंध विजय करनेवाले अरबोंको art नहीं बढ़ने दिया । 

गुलबदन बेगसम-प्रथम मुगल बादशाह वाबरकी पुत्री । वह 
प्रतिभाशाली महिला थी, जिसने अपने भाई बादशाह हुम।यूं 
(१५३०-५६) के जमानेका विवरण इकट्ठा कर हुमायूं- 
नामा' नामक पुस्तक लिखी है । इस पुस्तकमें उस जमानेके 
भारतकी arias दशाका महत्त्वपूर्ण विवरण प्राप्त होता है । 

गुलबर्ग (अथवा कुलबर्ग )-दक्षिणके बहमनी वंशके संस्थापक 
सुल्तान अलाउद्दीनने इसे १३४७ Fo में अपनी राजधानी 
बनाया | उसने इसका नाम एहसानावाद रखा। १४२५ 
ई० तक यह इस राज्यकी राजधानी रहा, जबकि €वें सुल्तान 
(१४२२-३६) ने इसे त्याग कर बीदरको राजधानी 
बनाया | बहमनी सुल्तानों और उनके दरबारियोंने गुल- 
ait बहुत इमारतें बनवायी थीं। लेकिन ये इमारतें 
इतनी बड़ी और कमजोर थीं कि अ्रब उनके ध्वंसावशेष ही 
देखे जा सकते हैं। 

गुलारबसह, कश्मीरका महाराज-पंजाबके सिख शासक 
महाराज रणजीतर्सिह (Zo) के यहाँ श्रा रम्भमें घुड़सवा रकी 
हैसियतसे नियुक्त । गुलाबर्सिहकी Saas प्रसन्न होकर 
रणजीतसिहहने उसे जम्मूकी जागीर दे दी, जिससे गुलाबर्सिहने 
अपना. प्रभुत्त AEA तक बढ़ा लियां। १८३६० में , 


13) 


गुलास कादिर-गुलाम वंश 


१३१ 





महाराज रणजीतसिंहकी मृत्यु हो गयी, तब खालसा 

(दे०) ने गुलाबसिहको भी एक मंत्री चुता। १८४६ ई० में 

अंग्रेजों और सिखोंमें सुबदाहानका युद्ध (दे०) gar 

 गुलाबर्सिहने चतुराईसे विजयी अंग्रेजों और सिखोंके 
बीच लाहौरकी संधि (१८४६) करा दी, जिसके अनुसार 
सिखोंने कश्मीर और संलग्न इलाका asia ate दिया । 
बादमें अंग्रेजोंने कश्मीर और संलग्न इलाकेको एक लाख 
पौंडके बदले गुलाबर्सिहके हाथ बेच दिया और उसे वहाँका 
राजा स्वीकार कर लिया । गुलाबर्सिहने कश्मी रमें डोगरा 
aah राज्यकी स्थापना की | गुलाबर्सिह और अंग्रेजोंके 
बीच बहुत अच्छे सम्बन्ध रहे । उसकी मृत्यु १८५५७ ई० में 
हुई । डोगरा वंशका शासन १६४८ Fo तक रहा । इसके 
बाद यह राज्य भारतमें विलीन हो गया । . 

गुलाम कादिर-रुहेला सरदार नजीबुद्दौला (दे०)का dia, 
जो १७६१ से १७७० ई० तक अहमदशाह अब्दालीकी 
सदारतमें रहा तथा बादमें मुगल बादशाह शाह आलम 
द्वितीय (१७५६-१८५०६) के सहायककी हैसियतसे व्यव- 
grea: दिल्‍लीपर शासन करता रहा। १७८७ ई० में 
कादिरने लूटपाट करनेकी गरजसे फिर दिल्‍लीपर कब्जा 
किया, लेकिन इसके पूर्व अब्दालीकी लूटमा रसे शाही खजाना 
खाली हो चुका था, ware कादिरको कुछ भी नहीं प्राप्त 
हुआ । इसी निराशासे खीझकर उसने शाहझ्लालमको 
अंधा बना दिया | महादजी शिन्देने कादिरको पराजित कर 
मार डाला । इसके बाद वह व्यवहारतः मुगल बादशाहका 
संरक्षक बन गया। 

गुलाम वंश-दिल्लीमें कुतुब॒द्दीन ऐबक द्वारा.२०६ ई० में स्था- 
पित । यह वंश १२६० Fo तक शासन करता रहा। इसका 
नाम 'गुलाम वंश' इस कारण पड़ा कि इसका संस्थापक और 
उसके इल्तुतमिश और बलबन जैसे महान्‌ उत्तराधिकारी 
प्रारम्भमें गुलाम अथवा दास थे और बादमें वे दिल्लीका 
सिंहासन प्राप्त करनेमें समर्थ हुए । कुतुब॒ुद्दीन (१२०६- 
qo ई०) मूलतः शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरीका TF दास था 
और ११६२ fo के तराइनके युद्धमें विजय प्राप्त करनेमें 
उसने अपने स्वामीकी विशेष सहायता की । उसने अपने 
स्वामीकी ओरसे दिल्लीपर अधिकार कर लिया और मुसल- 
मानोंकी सल्तनत पश्चिममें गुजरात तथा पूर्वमें बिहार 
और बंगाल तक, १२०६ ई० में गोरीकी मृत्युके पूर्व ही, 
विस्तृत कर दी । शहाबुद्दीनने १२०३ ई० में उसे दासतासे 
मुक्त कर सुल्तानकी उपाधिसे विभूषित किया । इस प्रकार 
स्वभावतः वह अपने स्वामीके भारतीय साम्राज्यका 
उत्तराधिकारी और दिल्लीके गुलाम वंशका संस्थापक बन 


गया | उसने १२१० ई० में अपनी मृत्युके समय तक 
राज्य किया । उसका पुत्र और उत्तराधिकारी आरामशाह 
था, जिसने केवल एक वर्ष राज्य किया और बादमें 
१२११ ई०में उसके बहनोई इल्तुतमिशने उसे सिहासनसे 
हटा दिया । इल्तुतमिश भी कुशल प्रशासक था और 
उसने १२३६ ई० में अपनी मृत्यु तक राज्य किया । उसका 
उत्तराधिकारी, उसका पुत्र रुकनुद्दीन था, जो घोर निकम्मा 
तथा दुराचारी था और उसे केवल कुछ महीनोंके शासनके 
उपरान्त गद्दीसे उतारकर उसकी बहिन रजिय्यतउद्दीन, 
उपनाम रजिया सुल्तानाकों १२३७ ई०में सिहासनासीन 
किया wat रजिया कुशल शासक सिद्ध हुई, किन्तु 
स्त्री होना ही उसके विरोधका कारण हुआ और ३ वर्षकि 
शासनके उपरान्त १२४० ई०में उसे गद्दीसे उतार दिया 
गया। उसका भाई बहराम उसका उत्तराधिकारी हुआ 
आर उसने १२४२ ई० तक राज्य किया, जब उसकी हत्या 
कर दी mit उसके उपरान्त इल्तुतमिशका पौत्न मसूद 
शाह उत्तराधिकारी हुआ, किन्तु वह इतना विलासप्रिय 
और अत्याचारी शासक सिद्ध हुआ कि १२४६ ई०में उसे 
wae उतारकर इल्तुतमिशके wer पुत्र नासिरुद्दीनको 
शासक बनाया गया । सुल्तान नासिरुद्दीनमें विलासप्रियता 
आदि दुर्गुण न थे। वह शांत स्वभावका और विद्याप्रेमी 
व्यक्ति था। साथ ही उसे बलबन सरीखे करत्त॑व्यनिष्ठ 
एक ऐसे व्यक्तिका सहयोग प्राप्त था, जो इल्तुतमिशके 
प्रथम चालीस गुलामोंमेंसे एक और सुल्तानका श्वसुर भी था। 
उसने Yo वर्षों तक (१२४६-१२६६ Fo) शासन किया । 
उसके उपरांत उसका wage बलबन सिंहासनासीन हुआ, 
जो बड़ा ही कठोर शासक था । उसने इल्तुतमिशके कालसे 
होनेवाले मंगोल आक्रमणोंसे seat मुक्त किया, सभी 
हिन्दू और मुस्लिम विद्रोहोंका दमन किया और दरबार 
तथा समस्त राज्यमें शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित FT 
उसने बंगालके तुग़रिल at (दे०) के विद्रोहका दमत करके 
१२८६ fo अथवा अपनी मृत्युपर्यत राज्य किया । इसके 
एक वर्ष पूर्व ही उसके प्रिय ga शाहजादा मुहम्मदकी 
मृत्यु पंजाबमें मंगोल आक्रामकोंके युद्धके बीच हो चुकी थी। 
उसके द्वितीय ga बुगरा ata, जिसे उसने बंगालका 
सूबेदार नियुक्त किया था, दिल्ली झाकर अपने पिताके 
शासनभारकों सँभालना अस्वीकार कर दिया। ऐसी 
परिस्थितिमें बुगरा att पुत्र कैकोबाद (दे०) को १२८६ 
ई०में सुल्तान घोषित किया गया । किन्तु वह इतना शराबी 
निकला कि दरबारके अ्रमीरोंने उसके विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया और १२६० ई०में उसका वध कर डाला । इस प्रकार 


गुलाम हुसेन खाँ तबत खाँ, संयद-गोकुला 





म' वंज़का | दुःखमय wT हुआ। गुलाम वंशके 
ने प्रजाके हितोंपर श्रधिक ध्यान न दिया और 
1 अपेक्षा भोग-विलासोंमें ही उनका अधिक 











प्रशास 








अपनी भत्य॑ताके कारण दर्शनीय है । इस वंशके शासकोंने 
मिनहाजुद्दीन fora और अमीर खुसरो जैसे विद्वानोंको 
संरक्षण प्रदान किया । मिनहाजुद्दीत सिराजने 'तबकाते- 
नासिर्र (दे०) नामक ग्रन्थकी रचना की है। 

गुलाम हुसेत्ृखाँ तबत खाँ, सैयद-१८वीं शत।ब्दीका प्रसिद्ध 

इतिहासकार । वह बंगालके नवाब अलीवर्दी at (दे०) 

का चचेरा भाई लगता था। वह मुगल बादशाहका मीर- 

और वंगालके नवाबके यहाँ नियुक्त था। बादमें 

उसने कालकत्तामें नवाब dre कासिम (दे०)का प्रति- 
निधित्व किया । मीर कासिमके पतनके पश्चात्‌ उसने ईस्ट 
इंडिया कम्पतीमें नौकरी कर ot ag उच्चकोटिका 
इतिहासकार at) उसकी पुस्तक 'सियारुल मुतखरीन!में 
मुगल aah पतन तथा पिछले सात मुगल बादशाहोंके 
शासनकालके संबंधमें ्राधिकारिक तथा विश्वस्त विवरण 
मिलता है। 

Tet वास्तु-भारतीय प्राचीन वास्तुकलाका एक बहुत ही 
सुन्दर नमूना । अशोकके शासनकालसे गुहाओंका उपयोग 
आवासके रूपमें होने लगा | गयाके निकट बराबर (Zo) 
पहाड़ीपर ऐसी अनेक गुफाएँ विद्यमान हैं, जिन्हें सम्राट 
अशोकने आवास-योग्य बनाकर आ्रजीवकोंको दे दिया था । 
ग्रशोककालीन गुहाएँ सादे कमरोंके रूपमें होती थीं, लेकिन 
बादमें उन्हें Maa एवं उपासनागृह के रूपमें स्तम्भों 
एवं मूरतियोंसे aca किया जाने लगा। यह कार्य विशेष 
रूपसे बौद्धों द्वारा किया गया । भारतके विभिन्न भागोंमें 
सैकड़ों yet बिखरी पड़ी हैं। इनमें जो गुहाएँ बौद्ध 
बिहारोंके रूपमें प्रयुक्त होती थीं, वें सादी होती थीं | 
उनके बीचोबीच एक विशाल मंडप तथा किनारे-किनारे 
छोटी-छोटी कोठरियाँ होती थीं । पूजाके लिए प्रयुक्त 
गुहाएँ “चैत्यशाला' कहलाती थीं, जो सुन्दर कला-कृतियाँ 
होती थीं । चैत्यमें एक लम्बा श्रायताकार मंडप होता था, 
जिसका अंतिम भाग गजपृष्ठाकार होता था। स्तम्भोंकी 
दो लम्बी पंक्तियाँ इस मंडपको मुख्यकक्षा और दो पाश्वे- 
बीथिकाश्रोंमें विभकत कर देती थीं । गजपृष्ठमें एक' स्तूप 
होता था। द्वारमुख खूब aga होता था। उसमें 
तीन दरवाजे होते थे। बीचका द्वार मंध्यवर्ती कक्षमें 
प्रवेशके लिए तथा श्रन्य दो द्वार पाश्वेबीथियोंके लिए 









होते थे। चैत्यके ठीक सामने द्वारमुखके ऊपर अश्वपादत्र 
(घोड़ेकी नाल) के आकारका चैत्यग॒वाक्ष होता था। 
ऐसी ata गुहाएँ महाराष्ट्रके नासिक, भाजा, भिलसा, 
कालें और अन्य स्थानोंपर पायी गयी हैं । कारलेंकी Tere 
सर्वोत्कष्ट मानी जाती हैं । इनका निर्माण ईसापूर्व २०० से 
ईसाबाद ३२० की अवधिमें हुआ था । (स्मिथ कृत ‘feet 
आफ फाइन आर्ट इन इंडिया एण्ड सोलोन!) । 

गूजर-गुजेर लोगोंकी एक शाखा । Tay विश्वास किया जाता 
है कि wat और gots ara जो और विदेशी art थे, वे 
यहाँ बस गये और उन्हें हिन्दू बना लिया गया । 

गृहवर्मा मौखरि-कन्नौजके मौखरि राजा अवन्तिवर्माका 
पुत्र । ag wat शताब्दी ईसवीके aah गद्दीपर बैठा 
ओर उसने थानेश्वरके राजा प्रभाकरवर्धनकी पुत्री राज्यश्री- 
से विवाह किया। किन्तु ६०५ ई० में मालवाके राजाने 
(जो कदाचित्‌ देवगुप्त था) कन्नौजपर हमला कर दिया 
और गृहवर्माको पराजित कर मार डाला। राज्यश्रीको 
कन्नौजमें ही कैदमें डाल दिया गया । इस प्रकार मौखरि 
वंशका अंत हो गया । 

गैरवाज-एक तकनीकी शब्द, जो सुल्तान फीरोजशाह तुगलक 
(१३५१-८८ ई०)की सेनामें भ्रनियमित सिपाहियोंके 
लिए प्रयुक्त होता था । इन लोगोंकों सीधे शाही खजानेसे 
वेतन मिलता था। 

गोंड-एक आदिवासी जाति, जो आधुनिक मैध्यप्रदेशके 
छतरपुर इलाकेमें निवास करती थी । बादमें इस जातिने 
लूटपाटका काम छोड़कर युद्धोंमें लड़नेका व्यवसाय शुरू 
किया । कालांतरमें इन्हें राजपूत माना जाने लगा। 
जेजाकभुक्तिके Feat राजा (दे०) सम्भवतः मूलरूपसे 
गोंड ही थे। 

गोंडबाना-गोंडोंका राज्य, जो वर्तमान मध्यप्रदेशके उत्तरी 
भागमें ari उसे गढ़कटंगा भी कहते थे। अकबरने 
१५६४ ई०में इसपर विजय प्राप्त की और अपने राज्यमें 
मिला लिया (देखिये, रानी दुर्गावती) । 

गोण्डोफर्नोज (गोण्डोफारेंस)-भारतीय पाथियन राजा, 
जिसने २० से ४८५६० तक एक बड़े साम्राज्यपर शासन किया, 
जिसमें कंदहार, काबुल और तक्षशिला भी शामिल थे । 
एक किंवदन्तीके अनुसार ईसामसीहके शिष्य सेण्ट ठामस 
इसीके शासनकालमें यहाँ आये, और यहाँ शहीद हुए थे । 

गोकुला-१७वीं शताब्दीमें उत्पन्न, उत्तर प्रदेशके मथुरा 
क्षेत्र (त्रजमंडल)का जाट नेता ae तिलपतका जमींदार 
था, उसने मुगल बादशाह औरंगजेबके शासनके विरुद्ध 
किसानोंके विद्रोहका नेतृत्व किया और असाधारण साहस 


133 


गोखले, गोपालकृष्ण-गोडोल्फिन, अर्ल श्राफ 


१३३ 





और वीरताका परिचय दिया। १६६६ ई० में उसने 
मथुराके अत्याचारी मुगल फौजदारपर हमला कर उसे 
मार डाला । इससे सारे जिलेमें अ्रशांति उत्पन्न हो गयी । 
गोकुलाके विरुद्ध मुगल सेना भेजी गयी, जिसने विद्रोहियोंका 
दमन किया । गोकुलाकी पराजय हुई और वह मार डाला 
गया । उसके परिवारके लोगोंको जबरदस्ती मुसलमान 
बना लिया गया । लेकिन गोकुलाका बलिदान विफल नहीं 
गया | उसके उदाहरणने जाटोंमें अ्रदम्य स्फूर्ति और प्रेरणा 
भर दी, और उन्होंने औरंगजेबकी अ्रसह्य नीतियोंक! लम्बे 
अरसे तक इतना जबरदस्त प्रतिरोध किया कि मुगल साम्राज्य 
BRAT हो गया । १६६१ ई०में जाठोंने भरंगजेबके 
अत्याचारोंका प्रतिशोध लेनेके लिए अकबरके मकबरे 
(सिकन्दरा ) को बरबाद कर दिया और अ्रकबरकी हृष्टियाँ 
कब्रसे निकालकर जला दीं। 

गोखले, गोपालकृष्ण (१८६६-१६१५)-भारतके महात्‌ 
राष्ट्रवादी नेता | वे. कोल्हापुरके एक मराठा ब्राह्मण 
परिवारमें पैदा हुए थे। उन्होंने फर्गुसन कालेज पूनामें 
इतिहास और अ्र्थशास्त्रके प्रोफेसरकी हैसियतसे जीवन 
आरंभ किया और १६०२ fo तक वे इस पदपर रहे । 
आरंभसे ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेससे संबंधित रहे । 
कुछ दिनों तक वे इसके संयुक्त-मंत्री रहे, १६९०५ FoF 
अधिवेशनमें इसके अ्रध्यक्ष बने । १९०२ ई०में वे बम्बई 
विधान परिषदके सदस्य चुने गये, और तत्पश्चात्‌ वे वाइस- 
राय द्वारा केन्द्रीय विधान परिषद्में गैर-सरकारी सदस्योंका 
प्रतिनिधित्व करनेके लिए चुने गये । १६०४ Lot उन्होंने 
पूनामें 'सर्वेण्टस्स आफ इंडिया सोसायटी” (भारत सेवक 
समाज) की स्थापना की, जिसके सदस्य आजीवन' निर्धन 
रहने और निस्स्‍्वार्थ भावसे देशकी सेवा करनेका ब्रत लेते थ्रे। 
१६१० ई०में जब केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्का विस्तार 
हुआ तो गोखले उसके एक प्रमुख नेता fre जाते थे और 
TAHT प्रभावशाली झआलोचक थे । सरकारकी वित्तीय 
नीतियोंकी. बखिया उपधेड़नेमें उन्हें विशेष दक्षता प्राप्त थी 
और वार्षिक बजटपर विवादके दौरान उनकी भ्रसाधारण 
पांडित्यपूर्ण वक्तृताएँ सुनने लायक होती थीं। उन्होंने 
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करनेके लिए एक विधेयक 
प्रस्तुत किया जो सरकार द्वारा विरोध किये जानेके कारण 
अस्वीकृत हो गया। १६१२-१५ ई०में बे इण्डियन 
पब्लिक सर्विस कमीशनके सदस्य रहे । इस हैसियतसे 
उन्होंने सबसे बड़ी देश-सेवा ag की कि कमीशनकी 
© सिफारिशपर सरकारी नौकरियोंमें भारतीयोंकी संख्या 
काफी बढ़ा दी गयी । १६१५ ई०में उनकी मृत्युसे देशमें 


संविधानवादी दलकी शक्तिका भारी Bla हुआ । अ्रसहयोग 
आंदोलनके युगके पहले पुरानी कांग्रेसके वे सबसे श्रेष्ठ 
और महान्‌ नेता गिने TATA 1 । ( आर० पी० परांजपे 
लिखित “गोपालक्ृष्ण गोखले' और एस० शास्त्री द्वारा 
लिखित 'गोपालकृष्ण गोखलेका जीवन') | 

गोखले, सेनापति-पेशवा बाजीराव द्वितीय (१७६६- 
१८१८ ई०)का सेनानायक । उसने तृतीय मराठा-युद्धमें 
पेशवाकी सेनाओंका नेतृत्व किया था, किन्तु पराजित हो 
गया तथा आष्ठीके युद्ध (१८१८ ई०) में मारा Tat I 

गोगुण्डाका युद्ध-मुगल सम्राट्‌ WHAT TAT Has राणा 
प्रताप सिंह (दे०)के बीच हुआ । यह युद्ध गोगुण्डाके निकट 
हल्दीघाटीमें लड़ा गया, अ्रतएव इसे हल्दीघाटीका युद्ध भी 
कहते हैं । इस युद्धमें मुगल सेनाका नेतृत्व राजा मानसिहने 
किया । राणा और उनकी सेनाने बड़ी बहादुरीसे युद्ध 
किया तो भी बे पराजित हो गये । राणाकों भागना पड़ा 
और अपनी मृत्यु (१५६७) Tet वे भ्रकबरके विरुद्ध 
लड़ते रहे । 

Tes कल (१७४०-८३ )-जनरल कूटेके भ्रधीन मद्रासमें 
१७५६ ई०में सैनिक-सेवा आरंभ की और अ्ननेक युद्धोंमें 
भाग “लिया, जिनके फलस्वरूप १७६१ Lot पांडिचेरीका 
पतन हो गया । aS ques fo तक अनेक सैनिक पदों- 
पर रहा । जब अंग्रेजों तथा मराठोंके बीच पहला युद्ध हुआ, 
उसने वारेन हेस्टिग्स (To ) के आदेशसे सेना लेकर कलकत्तासे 
बम्बईकी ओर प्रयाण किया | उसने महू AIT अहमदाबाद 
छीन लिया, महादजी शिन्देको हराया, १७८० gow 
बसईपर अधिकार कर लिया और पूनापर चढ़ाई की, किन्तु 
पीछे हटना TST | १७८२ ई०में सालबाईकी संधि होनेपर 
जब मराठा-युद्ध समाप्त हुआ, गोडड्डको बम्बईमें ब्रिटिश 
सेनाका प्रधान सेनाध्यक्ष बना दिया गया । लेकिन स्वास्थ्य 
अच्छा न होनेके कारण वह शीघ्र अवकाशपर चला गया | 
जब वह १७८३ CoH समुद्रके रास्ते इंग्लैण्ड जा रहा था; 
रास्तेमें जहाजपर ही मर गया । 

गोडोल्फिन, अल आफ-इंग्लैण्डकी महारानी ऐन (१७०२- 
१४)का प्रधान-मंत्री, वह १७०२से १७०८ Fo तक इस 
TIT रहा । उसने १६०० Loe स्थापित पुरानी ईस्ट 
इंडिया कम्पनी तथा १६६८ ई०में स्थापित नयी कम्पतीके 
बीच उठे विवादमें पंच बनकर निर्णय दिया । इस निर्णयके 
फलस्वरूप दोनों कम्पनियाँ एक दूसरेमें मिल गयीं भौर 
उनका नामकरण “युनाइटेड कम्पनी आफ मर्चेण्ट्स आफ 
इंग्लैण्ड ट्रेडिंग टू दि ईस्ट इंडीज” किया गया । जनतामें 
उसका नाम “ईस्ट इंडिया कंपनी' ही प्रचलित रहा | 


1 Ly 


गोदाबरी-गोरके सुलतान 





गोदावरी-दक्षिण भारतमें पश्चिमसे gaat ओर बहनेवाली 
soo मील लम्बी नदी, जो बंगालकी खाड़ीमें मसुलीपट्टमके 
निकट गिरती है। यह भारतकी सात पवित्र नदियोंमेंसे 
एक गिनी जाती है । 

गोदेहू-फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कम्पनीका डाइरेक्टर । कम्पनी- 
ने १७५४ ई०में उसे ड्प्ले' (दे०)के स्थानपर भेजा और 
भारतमें फ्रांसीसियोंकी स्थितिकी जाँच करनेका आदेश 
दिया । यहाँ saa बाद गोदेहने, जिसे डूप्लेने कोई आ्रापत्ति 
किये बिना कार्यभार सौंप दिया था, अंग्रेजोंके साथ युद्ध 
बंद कर दिया और उनसे जनवरी १७५५ Loi अ्रस्थायी 
संधि कर ली। इस संधिके द्वारा अंग्रेजों और फ्रांसीसियोंने 
देशी राजाओरोंके विवादमें हस्तक्षेप न करनेका निश्चय किया 
तथा दोनोंके द्वारा अधिकृत कुछ क्षेत्रोंको मान्यता प्रदान 
कर दी। इस संधिपर दोनों कम्पनियोंकों स्वीकृति देना 
शेष था, तभी ब्रिटेन और फ्रांसके बीच सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ 
गया । Bera: भारतमें भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियोंके बीच 
पुनः युद्ध छिड़ गया । 

गोपचन्द्र-गुप्त साम्राज्यके पतनके समय ६ठीं शताब्दीके 
पूर्वाधके लगभग स्वतंत्र बंग राज्य (जिसमें वर्तमान बंगाल- 
का पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग शामिल था)के 
आरंभिक तीन शासकोंमेंसे एक | अन्य दोके नाम धर्मादित्य 
तथा समाचारदेव थे। गोचपन्द्रका नाम कुछ दानपत्रोंमें 
मिलता है। उसके नाम की कुछ caviqand भी पायी 
गयी हैं। उसके पूर्वजों waar वंशजोंके att कुछ भी 
ज्ञात नहीं हैं। 

गोपाल प्रथम-बंगाल और बिहारपर लगभग चार शताब्दी 
तक शासन करनेवाले पाल वंशका संस्थापक | उसके 
पिताका नाम acre और पित्तामहका न/म दयितविष्णु था । 
दोनोंका सम्बन्ध सम्भवतः किसी राजकुलसे नहीं था। 
आठवीं शताब्दीके मध्य बंगाल और बिहारमें ग्रराजकता 
उत्पन्न होनेपर लोगोंने गोपाल (प्रथम) को राजा चुना । 
गोपाल (प्रथम) का शासन लगभग ७५०से ७७० ई० तक 
चला । उसने कहाँ:कहाँ विजय प्राप्त की, यह ज्ञात नहीं । 
लेकिन उसके द्वारा संस्थापित पाल वंशने दीरघकाल तक 
शासन किया। इस वंशके अधिकांश राजा बौद्ध थे। 
१२वीं शताब्दी तक बंगाल-बिहार॒पर इस वंशके राजाओंका 
शासन Bl ११६७ ई०में मुसलमानोंने इसपर विजय 
प्राप्त की (fgo ao, खंड १) 

गोपाल द्वितीय-बंगालके पाल वंशका परवर्ती राजा, जो 
अपने पिता राज्यपालके बाद गद्दीपर बैठा। उसने 
सम्भवत: &४०-५७ fo तक शासन किया । उसके 


कार्योंके att कुछ भी ज्ञात नहीं है। (हि० बं०, 
खंड १) 

गोपाल तृतीय-बंगालके पाल वंशका परवर्ती राजा, जो अपने 
पिता कुमारपालके बाद गद्दीपर बैठा। वह राजा 
रामपाल (दे०)का पौत् था। उसके चाचा मदनपालने 
११४५ SoH उसको गद्दीसे उतार दिया। उसके वारेमें 
भी विस्तृत विवरण ज्ञात नहीं है । (हिं० बं०, खंड १) 

गोपुरम्‌-दाक्षिणात्य शैलीके मंदिरोंका एक विशेष शिखरा- 
कार अंग | खासतौरसे चोल राजाओं (Fo) द्वारा निर्मित 
मंदिर विशाल गोपुर (saa शीर्षवाले द्वार)से मंडित 
होते थे । कालांतरमें कई-कई मंजिलोंके गोपुरोंका निर्माण 
किया जाने लगा, जिनकी वास्तु-प्राकृति श्रत्यंत भव्य होती 
थी। कुम्भकोणम्‌का गोपुरम्‌ वास्तुकलाकी दृष्टिसे 
अत्यन्त भव्य गिना जाता है । 

गोबी मरुस्थल-मध्य एशियामें स्थित, जो पूर्वसे पश्चिम 
१५०० मील लम्बा तथा उत्तरसे दक्षिण ७०० मील चौड़ा | 
है । आजकल यह एक रेगिस्तान है, लेकिन प्राचीनकालमें 
wa aan बीच-बीचमें समृद्धिशाली भारतीय बस्तियाँ 
बसी हुई थीं। सर atta स्टोन द्वारा guitar 
खुदाईमें बौद्ध स्तूपों, बिहारों, बौद्ध एवं हिन्दू देवताओंकी 
मूर्तियाँ, बहुत-सी पांडुलिपियाँ तथा भारतीय भाषाओं एवं 
वर्णाक्षरोंमें बहुत से अालेखोंके अवशेष प्राप्त हुए हैं । इन 
अवशेषोंके बीच घूमते हुए सर औरेलको यह ग्रनुभव 
होने लगा था कि वे पंजाबके किसी प्राचीन गाँवमें घूम रहे हैं। 
oat matt सुप्रसिद्ध चीनी यात्री हा एनसांग इसी 
गोबी मरूस्थलके रास्तेसे ही भारत आया ate फिर चीन 
वापस गया। उसे इस क्षेत्रमें बौद्ध धर्म और भारतीय 
संस्कृतिका प्राधान्य दिखाई दिया। ज्यों-ज्यों इस क्षेत्रमें 
रेगिस्तान बढ़ता गया, त्यों-त्यों यहाँ भारतीय संस्कृतिके 
* बेन्द्र विलुप्त होते गये । 

गोमदेश्वर-के नामसे प्रसिद्ध मूर्ति मैसूरके गंग वंशीय राजा- 
के मंत्री चामुण्डराय (Zo) ने €८५३ ई०के लगभग निर्मित 
करायी थी। यह मूर्ति ५६ Gee अधिक ऊँची है और 
श्रवणबेलगोलाकी एक पहाड़ीपर स्थित है । यह एक काले 
पत्थरको काटकर बनायी गयी है। वास्तु-कलाकी दृष्टिसे 
ae मूर्ति विश्वर्मे अपने ढंगकी अद्वितीय मानी जाती है । 

गोरके सुलतान-पूर्वी ईरानी वंशके और aay गजनीके 
सुल्तानोंके सामन्‍्त | गजनवी (दे०) वंशके ama हो 
जानेपर गोरके शासक स्वाधीन होनेका लगातार प्रयास 
करते रहे और गजनीके सुल्तानोंसे लड़ते रहे । अंतमें 
११५१ fot अ्लाउद्दीन gaa गोरीने गजनीपर चढ़ाई 


ie 


गोरखा-गोलकुण्डा 


१३४ 





करके उसे लूटा और जलाकर खाक कर दिया । इस प्रकार 
उसने गोरकों गजनीसे पूर्णतया स्वाधीन कर सुल्तानकी 
उपाधि ग्रहण की । यद्यपि उसका पुत्र सैफुद्दीन महमूद 
गद्दीपर बैठनेके कुछ समय बाद ही गुज्ज तुर्कमानोंसे TSH 
मारा गया तथापि उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन महमूद 
एक सफल शासक सिद्ध हुआ। उसने ११७३ fot 
गजनीपर कब्जा कर लिया और अपने छोटे भाई शह!बुद्दी न- 
को वहाँका eter नियुक्त किया, जो मुईजुद्दीन मुहम्मद 
विन सम अथवा मुहम्मद गोरी (Fo) के नामसे विख्यात 
हुआ | गजनीको ही mene वन।कर शहाबुद्दीनने भारतपर 
हमले शुरू किये । उसका पहला आक्रमण ११७४ ईश्में 
मुलतानपर हुआ । दूसरे हमलेके दौरान ११९२ ot 
तराइनके युद्धमें उसने पृथ्वीराज चौहानकों हराया। 
इसी हमलेके फलस्वरूप भारतमें मुस्लिम शासनकी स्थापना 
हुई । १२०३ SoH सुलतान गयासुद्दीन गोरी मर गया 
और शहाबुद्दीन गौर, गजनी और उत्तर भारतका शासक 
बन गया । उसने बहुत थोड़े समय शासन किया । १२०६ 
ई०में खोकरोंने उसे मार डाला । उसके AMA कोई पुरुष 
उत्तराधिकारी नहीं था, फलतः उसकी मृत्युके बाद गोरी 
वंशका अन्त हो गया । 

गोरखा-मंगोलियन आकृतिके लोग, जो मुख्यतः नेपालमें 
बसे हुए हैं । इनके दाढ़ी नहीं उगती, शरीरका रंग कुछ 
पीला होता है, नाक चपटी और गाल फूले होते हैं। ये 
लोग हिमालयकी ढलानोंपर निवास करते हैं और उच्च- 
'कोटिके योद्धा माने जाते हैं । पहले ये लोग क्षत्रिय राजाओं- 

की अधीनतामें रहते थे। कितु १७६८ ईश्में क्षत्रिय 
राजवंशोंकी आपसी कलहसे लाभ उठाकर उन्होंने अपने 
देशमें गोरखा शासन स्थापित कर लिया । १५१६ fo 
अंग्रेजोंसे पराजित हो जानेपर ब्रिटिश फौजमें नौकरी करने 
लगे और ब्रिटिश स! म्राज्यके प्रसारमें इन्होंने बड़ी सहायता 
दी । भारतके कथित “सिपाही-विद्रोह' या गदर (१८५७) 
को दबानेमें भी गोरखोंने अंग्रेजोंकी मदद की 1 

गोरखा युद्ध-१८१६ Sot ब्रिटिश भारतीय सरकार और 
नेपालके बीच हुआ | उस समय भारतका गवर्र-जनरल 
लार्ड हैस्टिग्स था। १८०१ fot ईस्ट इंडिया कम्पनीका 
कब्जा गोरखपुर जिलेपर हो जानेसे कम्पनीका राज्य 
नेपालकी सीमा तक पहुँच गया । यह दोनों राज्योंके लिए 
परेशानीका विषय था। नेपाली अपने राज्यका प्रसार उत्तर 
की ओर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उत्तरमें शक्तिशाली 
चीन और हिमालय था, mace ये लोग दक्षिणकी शरीर ही 
अपने राज्यक़ा प्रसार कर सकते भे। लेकिन दक्षिणमें 


कम्पनीका राज्य हो जानेसे उनके राज्यके प्रसारमें बाधा 
उत्पन्न हों गयी। wave दोनों पक्षोंमें मतमुटाव रहने 
लगा । १८१४ fot गोरखोंने बस्ती जिले (उत्तर 
प्रदेश) के उत्तरमें बुटवलके तीन पुलिस थानोंपर, जो 
कंपनीके अधिकारमें थे, आक्रमण कर दिया, फलत: कम्पनी- 
ने नेपालके विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी । प्रथम ब्रिटिश 
अभियान तो विफल हुआ और यंग्रेज लोग नेपाली राजधानी- 
पर कव्जा न कर सके | कालंगके किलेपर हमलेके समय 
अंग्रेज सेनपति जनरल जिलेस्पी मारा गया। जैतककी 
लड़ाईमें भी अंग्रेजी सेन। हार गयी । लेकिन १५१४ Loe 
अंग्रेजी अभियानकों अधिक सफलता मिली। अंग्रेजोंने 
अल्मोड़ापर, जो उन दिनों नेपालके कब्जेमें था, अधिकार 
कर लिया और मालौनके किलेमें स्थित गोरखोंको आ्ात्म- 
समर्पण करनेके लिए बाध्य कर fear) गोरखोंने सोचा 
कि अंग्रेजोंसे लड़ना उचित नहीं है, अतएव उन्होंने नवम्बर 
१८१५ ई०में सुगौलीकी संधि कर eft लेकिन नेपाल 
सरकारने संधिकी पुष्टि करनेमें देर की, waa: ब्रिटिश 
जनरल आकक्‍्टरलोनीने पुनः नेपालपर आक्रमण कर दिया 
और फरवरी १८१६ ई०में मकदानपुरकी लड़ाईमें गोरखों- 
को पराजित कर दिया। जब ब्रिटिश भारतीय फौज - 
आगे बढ़ते हुए नेपालकी राजधानीसे केवल ५० मील दूर 
रह गयी, तो गोरखोंनें अंतिम रूपसे हार स्वीकार कर 
ली और सुगौलीकी संधिके अनुसार गढ़वाल और कुमायूं 
जिले अ्रंग्रेजोंको दे दिये तथा काठमाण्डूमें अंग्रेज रेजीडेण्ट 
रखना स्वीकार कर लिया । इसके बाद गोरखा लोगोंके 
संबंध अंग्रेजोंसे बहुत अच्छे हो गये और वे लोग ब्रिटिश 
साम्राज्यके प्रति बराबर वफादार रहे । 

गोरा-मेवाड़का एक वीर राजपूत, जिसने अ्रपने साथी बादलके 
साथ सुल्तान अलाउद्दीत खिलजीका घोर प्रतिरोध किया । 
जब सुल्तानने मेवाड़पर आक्रमण किया, उस समय नगरके 
बाहरी फाटकपर गोरा-बादलने डटकर सामना किया। 
इन दोनोंने अपनी जान दे दी, लेकित पराजय स्वीकार 
नहीं की । 

गोलकुण्डा-दक्षिण भारतमें हैदराबादके निकट एक किला. 
और ध्वस्त नगर | गोदावरी और कृष्णा नदियोंके बीक्रका 
इलाका भी जो बंगालकी खाड़ी तक फैला हुआ था, गोलकुण्डा- 
के नामसे प्रसिद्ध था। पहले यह वरमंगल (वारंगल)के 
काकतीय साम्राज्यके अन्तगंत था, जिसपर बादमें अ्रलाउद्दीत 
खिलजी (१३१० ई०)ने विजय प्राप्त की। फिर 
ag एक स्वतंत्न राज्यके रूपमें १४२४-२५ ई० तक बना 
रहा और बादमें बहमनी सल्तनतमें मिला लिया गया । 





/ 39 
१३६ 


बहमनी सल्तनतके पूर्वी भागकी राजधानी वारंगल बनायी 
गयी । १५१८ ई०में उसका कुतुबशाह नामक तुर्क हाकिम 
स्वतंत्र सुल्तान बन बैठा और उसने गोलकुण्डाको अपनी 
राजधानी बनाया | यह राज्य १६८७ ई० तक स्वाधीन 
रहा, जबकि औरंगजेबने उसपर ञ्रधिकार करके उसे अपने 
साम्राज्यमें सिला लिया । पुराने जमानेमें गोलकुण्डा हीरोंके 
लिए प्रसिद्ध था। श्राजकल यह कुतुबशाही सुल्तानों 
निर्मित मस्जिदों तथा मकबरोंके ध्वंसावशेषोंके 
प्रसिद्ध है । 
गोलमेज़ सम्मेलन-१६३० से १६३९ ई०के वीच लब्दनमें 
आयोजित । इस सम्मेलनका आयोजन तत्कालीन वाइस- 
राय लार्ड इविनकी ३१ भ्रगस्त १६२६ ई०की उस घोषणाके 
STATA हुआ था, जिसमें उन्होंने स।|इमत कमीशनकी 
रिपोर्ट प्रकाशित हो जानेके उपरान्त भा रतके नये संविधानकी 
रचनाके लिए लंदनमें गोलमेज सम्मेलनका प्रस्ताव किया 
था। साइमन कमीशनके सभी सदस्य अंग्रेज थे; जिससे 
भारतीयोंमें तीव्र असंतोष उत्पन्न.हो गया । इसी अ्रसंतोषको 
दूर करनेके अभिप्रायसे इस सम्मेलवक। आ्रायोजन किया 
गया था। १६२६ Sow भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके 
लाहौर अधिवेशनमें पंडित जवाहरलाल नेहरूने अध्यक्ष 
पदसे स्पष्ट घोषणा की थी कि भारतीयोंका लक्ष्य पूर्ण 
स्वतंत्रता है, भौर कांग्रेसका Tete सम्मेलनमें भाग 
लेना व्यर्थ होगा । ६ अप्रैल १६३० ई०को महात्मा गांधीने 
सविनय अवज्ञा atest aa feat और उसके एक 
मास उपरान्त ही साइमन कमीशनकी रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई । भारत सरकारने आ्डिनेंस-राज लागू करके कठोर 
दमननीतिका आश्रय लिया और महात्मा गांधी सहित 
कांग्रेसके सभी Javier जेलमें बंद कर दिया । इससे 
यद्यपि आन्दोलन प्रकट रूपमें तो शांत हो गया, तथापि भ्रप्र- 
त्यक्ष STS उसकी afer सुलगती रही । निरन्तर बढ़ते हुए 
असन्‍्तोषको दूर करनेके लिए ही नवम्बर १६३१ ई०में 
लन्दनमें गोलमेज सम्मेलनका आयोजन हुआ, जिसमें 
भारत ate इंग्लैण्डके सभी राजनीतिक दलोंके प्रतिनिधियों- 
को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलनकी अध्यक्षता 
इंग्लैण्डके तत्कालीन प्रधानमंत्री tar मैक्डोनल्डने की 
और उसके तीन अधिवेशन क्रमशः १६ नवम्बर १६३० से 
२६ जनवरी १९३१ Fo तक, २ सितम्बरसे २ दिसम्बर 
१६३१ तक, तथा १७ नवम्बरसे २४ दिसम्बर १९३२ Fo 
ae हुए। प्रथम अधिवेशनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने 
अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। इस अधिवेशनसे 
इतना लाभ अवश्य हुआ कि ब्रिटिश सरकारने इस प्रतिबंध- 








MARA सम्मेलन-गोवा 





के साथ केन्द्र शर प्रान्तोंकी विधान सभाओंकों शासन 
संबंधी उत्तरदायित्व सौंपना स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय 
विधानमंडलका गठन ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्योंके 
संघके आधारपर हो । द्वितीय अधिवेशनमें महात्मा गांधीने 
कांग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधि बनकर भाग लिया। इसमें 
मुख्य रूपसे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके श्राधारपर सीटोंके 
बँटवारेके जटिल प्रश्नपर विचार-विनिर्मम होता रहा। 
किन्तु इस प्रश्नपर परस्पर HT न हो सका, क्योंकि 
मुसलमान प्रतिनिधियोंको ऐसा विश्वास हो गया था कि 
हिन्दुओंसे समझौता करनेकी अपेक्षा अंग्रेजोंसे उन्हें अधिक 
सीटें प्राप्त हो सकेंगी । इस गतिरोधका लाभ उठाकर 
प्रधानमंत्री UF मैकडोनल्डने सांप्रदायिक निर्णय (Fo) 
की घोषणा की, जिसमें केवल मान्य अल्पसख्यकोंको ही 
नहीं, बल्कि हिन्दुओंके दलित वर्गकों भी अलग प्रतिनिधित्व 
देनेकी व्यवस्था थी । महात्मा गांधीने इसका ata विरोध 
किया और आमरण अनशन आरम्भ कर दिया, जिसके 
फलस्वरूप कांग्रेस श्रौर ब्रिटिश सरकारमें एक समझौता हुआ 
जो 'पूना समझौता' (दे०)के wma विख्यात है। यद्यपि 
इस समझौतेसे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी समस्याका 
कोई संतोषजनक समाधान न हुआ, तथापि इससे अच्छा कोई 
दूसरा हल न मिलनेके कारण सभी दलोंने इसे मान लिया । : 
गोलमेज सम्मेलनके तीसरे अ्रधिवेशनमें भारतीय संवैधानिक 
प्रगतिके कुछ सिद्धान्तोंपर सभी लोग सहमत हो गये, जिन्हें 
एक श्वेतपत्नके रूपमें ब्रिटिश संसदके दोनों सदनोंकी संयुक्त 
प्रवर समितिके सम्मुख रखा गया। यही श्वेतपत्न आगे 
चलकर १६३३ ई०के गवनेमेन्ट आफ इंडिया एक्ट (भार- 
ata शासन-विधान)का आधार बना I 

गोल्लास-श्वेत हुणोंका नेता, जिसका जिक्र यूनानी यात्री 
कास्मस इण्डिकोप्लूस्टीजने किया है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि ag go राजा तोरमासाका पुत्न मिहिरगुल था, जिसने 
छठीं शताब्दीमें गुप्त साम्राज्यपर आक्रमण करके उसकी 
जड़ें हिला दीं। लेकिन बादमें नूसिह गुप्त बालादित्य तथा 
यशोधर्मा (दे०)ने मिलकर ५३३ ई०में उसे पराजित 
कर दिया । (Hae, Jo ४१६-१७) 

गोवा-भारतके पश्चिमी cere बम्बईसे दक्षिणती ओर 
Roo मीलपर स्थित एक महत्त्वपूर्ण द्वीप और बंदरगाह | 
भारत और पश्चिमी जगतके बीच यह सदैव एक महत्त्वपूर्ण 
व्यापार-केन्द्र रहा है। १५१० FoF यह बीजापुरके 
सुल्तानके अ्रधिकारमें था, तभी अल्बूककंके नेतृत्वमें पुर्ते- 
गालियोंनें इसपर अधिकार कर लियी। मुगलोंने 
पुरतंगालियोंसे गोवा छीननेका बहुत प्रयत्न किया, किन्तु 


134 


गोबिन्द पंडित-गोहाटी 





न हुए। बाद १८०६ ई०में नैपोलियदसे युद्धके 

दौरान अंग्रेजोंने बड़ी aay गोबापर कब्जा कर लिया, 

लेकिन वियरदाकी संधि (१८१५ ई०)के अच्तर्गत वह 
पुनः पुतैगालियोंको लौटा दिया गया । १६६२ ई० aT 
वह पुर्तगालियोंके अधिकारमें रहा। उसी वर्ष जन- 
आन्दोलनके TAIT भारत TET उसे चार शताब्दियों- 
की विदेशी दासतासे मुक्त करके भारतीय गणराज्यमें 
मिला लिया। 

गोविन्द पंडित-एक मराठा अधिकारी जिसे मराठा सेनापति 
सदाशिवराय भाऊने पानीपतकी diet लड़ाईसे पहले 
अहमदशाह श्रब्दालीकी संचार-व्यवस्थाकों भंग करनेके 
लिए नियुक्त किया था। लेकिन अब्दालीने पंडितकी सेना- 
पर हमला कर उसे पराजित कर feat इस विजयसे 
अब्दालीको रसदपूर्ति अबाध रूपसे मिलने लगी। फलतः 
पानीपतकी लड़ाई (जनवरी १७६१ ई०) में अब्दालीने 
मराठोंपर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली । 

गोविन्द प्रथम-उड़ीसाके भोई वंशका संस्थापक । इस वंशने 
१५४२ से १५५६ fo तक शासन किया। वह पहले 
उड़ीसाके राजा प्रतापरुद्व (१४६७-१५४० ) का मंत्री था । 
गोविन्द प्रथमने प्रतापरुद्र (दे०)के वंशजोंको निकाल 
ares किया और स्वयम्‌ गद्दीपर बैठ गया । उसने, उसके 
पुत्रने तथा उसके दो पौत्ोंने कुल १८ वर्ष तक शासन किया । 
इन लोगोंके बारेमें विस्तारपूर्वक कुछ भी ज्ञात नहीं है, 
लेकिन अंतिम राजा मुकुन्द हरिचंदको १५५६ ई०में TAT 
उतार दिया गया। 

गोविन्द प्रथम-दक्षिणके राष्ट्रकूट वंश (दे०)के संस्थापक 
दन्तिदुर्गका gaa इसके बारेमें भ्रधिक ज्ञात नहीं है। 
लेकिन राष्ट्रकूट वंश (दे०)ने ७५३ से ६७३ ई० तक 
शासन क्रिया at 

गोविन्द द्वितीय-राष्ट्रकूट वंशका आरम्भिक राजा। वह्‌ 
BN प्रथमका पुत्र था और उसने ७७५-७६ fo तक 
शासन किया। उसे उसके भाई war गद्दीसे उतार 
दिया | 

गोबिन्द तृतीय-राष्ट्रकूट वंशके राजा yaa पुत्र, जिसने 
७६३ से ८१५ fo तक शासन किया। उसने उत्तरमें 
विन्ध्य पर्वतके इस पार मालवा तक' तथा दक्षिणमें काँची 
(काजीवरम्‌) तक अपना साम्राज्य फैलाया। उसने 
अपने भाई इन्द्रराजकों लाट (दक्षिण गुजरात)का शासक 
नियुक्त किया, प्रतिहार राजा वत्सराजको पराजित किया, 
बंगालके राजा धर्मपाल तथा कन्नौजके राजा चक्रायुधको 
अपने अधीन किया । 


१३७ * 

गोविन्द age ene वंशका एक परवर्ती राजा, जिसने 
६१८ से ६३४ ई० तक शासन किया । राष्ट्रकूट साम्राज्य 
का पतन उससे कुछ पहले ही आरंभ हो गया था, ae इस 
राजाके कालमें भी जारी रहा । इसके ४० वर्ष बाद तो 
इस वंशका ही ara हो गया । 

गोविन्दरंद्र-कन्नौजके गाहड़वाल अथवा गहरवार (Fo) 
वंशका एक राजा | वह इस वंशके संस्थापक राजा eRe 
का पौत्न था, जिसने १११४ से ११५४ fo तक विशाल 
साम्राज्ययर शासन किया। इस साम्राज्यमें वर्तमान 
उत्तर प्रदेशका अधिकांश भांग तथा बिहार शामिल था। 
a उदार शासक था, उसने बहुत भूमिदान किया और 
faa चलाये जो भारतमें अ्रनेक स्थानोंपर पाये गये हैं । 
उत्तर भारतमें उस समय मुसलमानोंका प्रवेश आरंभ हो 
गया था। गोविन्दचन्द्रने जनदापर “Geer दण्ड' नामक 
एक विशेष कर लगाया था। ag शायद मुसलमानी 
आक्रमणका प्रतिरोध करने हेतु धत एकत्र करनेके उद्देश्यसे 
लगाया गया था। 

गोविन्दपुर-पास-पास बसे उन तीन थभांवोंमेंसे एक, जिनके 
स्थानपर कलकत्ता बसाया गया था। अन्य दो गांवोंके 
नाम सूतालट्टी और कालीकोठा था। कलकताकी नींव 
जांब चारनाकने १६९० ई०में Lat थी। ईस्ट इंडिया 
कम्पनीकों इसपर जमींदारी अधिकार १६६८ Foy प्राप्त 
हुआ था । 

गोशाला-बुद्ध और महावी रक समक/लीन, जिसने आजीवक 
सम्प्रदाय (दे०)की स्थापना की । 

गोसाँई-एक शैव सम्प्रदाय, जिसने १९वीं शतःब्दीके पूर्वार्ध- 
में देशमें व्याप्त अशांति और अव्यवरस्थाके कारण शस्त्र 
धारण कर लिया। इन लोगोंने हिम्मत बहादुरके नेतृत्वमें 
शिन्देकी सेनामें भाग लिया । आस/म (या अन्यत्रके भी 
कुछ) वैष्णव TAH प्रधान लोगोंको 'गोसाँई' कहा जाता है । 

गोहादी-ब्रह्मपुत्रके बायें या दक्षिणी दटपर स्थित आसामका 
सबसे विशाल नगर । इसका इतिहास बहुत पुराना है। 
यह प्राचीन कामरूप राज्यकी राजधानी थी और उस समय 
इसका नाम प्राग्ज्योतिषपुर था । आधुनिक गोहाटी नगरके 
निकट ही नीलाचल पहाड़ीपर कामाख्या देवीका मंदिर 
स्थित है । नगरका नाम प्राग्ज्योतिषपुरसे बदलकर गोहाटी 
कब पड़ा, यह ठीक तौरसे नहीं कहा जा सकता, किन्तु ऐसा 
अनुमान है कि इसका नाम बारहवीं शताब्दीके मध्यमें 
कामरूपके प्राचीन हिन्दू राज्यके पतनके बाद और सोलह॒वीं 
शताब्दीके प्रारंभमें मुगलोंकी विंजयके बीच रखा गया। 
जो हो, इतना निश्चित है १६३७ ई०में मुगल शासकने 














138 


१३८ 





जब दक्षिणी आसाममें इस नगरकों अपना सदर मुकाम 
बनाया, तब इसका नाम गुवा-हाटी या गोहाटी था। तीस 
वर्ष बाद अहोम राजा चत्रध्वज सिंह (१६६३-६६) ने 
इस नगरकों मुगलोंके आधिपत्यसे मुक्त करा लिया और 
अपने एक प्रतिनिधि (बार फूकन)की नियुक्ति की। 
किन्तु १६७६ SoH मुगलोंके सेनानायक मीर जुमलाने 
इसपर पुनः कब्जा कर लिया । तीन वर्ष बाद १६८२ Lott 
अहोम राजा गदाधर सिंह (Fo) (१६८१-६६) ने इसे 
फिर मुगलोंके हाथसे छीत लिया । १७८५६ ई०में अहोम 
राजा गौरीनाथ सिंह (१७८०-६४) ने गौहाटीको अपनी 
राजधानी वनाया | १७६३ SoH कैप्टन वेल्शने, जिनके 
नेतृत्वमें यहाँ ब्रिटिश कुमुक भेजी गयी थी, इस नगरकों 
ब्रह्मपुत्र महानदके दोनों setae बसा हुआ एक विशाल और 
edt आबादीवाला स्थान पाया। आरासामपर अंग्रेजोंका 
कब्जा हो जानेके बाद शीघ्र ही गौहाटीका महानगरीय 
स्वरूप समाप्त हो गया, क्योंकि aa नयी राजधानी शिलांग 
हो गयी । इस समय गौहाटी भ्रासामका प्रमुख व्यापारिक 
केन्द्र है। यहाँपर एक विश्वविद्यालय भी है । 

गौड़-इसका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों, जैसे पाणिनिके सूत्रों, 
कौटिल्यके श्रर्थशास्त्र और कुछ पुराणोंमें जनपद और 
aatt निवासियों, दोनोंके लिए हुआ है । इसका आशय 
पश्चिमी और पश्चिमोत्तर बंगाल क्षेत्र और यहाँके वासी, 
दोनों ही है। बंग नामका प्रयोग सिर्फ पूर्वी और मध्य 
बंगालके लिए होता था। समुद्रगुप्तके प्रयाग अभिलेख 
(३३०-८० ) में बंगालको गुप्त साम्राज्यका अंग बताया 
गया है, किन्तु उसमें गौड़का जिक्र नहीं है। गौड़ राजा 
गुप्त सम्राठोंक पतनके बाद प्रमुखतामें आये । इसके 
शासकोंमें गोपचंद्र और समाचारदेवके नाम उल्लेखनीय 
हैं, जिन्होंने इस राज्यकी सैनिक-शक्तिका विस्तार किया । 
सातवीं शताब्दीमें गौड़नरेश शशांकने, जिसकी राजधानी 
कर्णसुवर्ण (मुशिदाबाद) थी, थाण्वीश्वर (थानेसर)के 
पुष्यमूर्ति वंशके wore लम्बा युद्ध किया और उसके 
दूसरे शासक राज्यवर्धन (Fo) को मार डाला। राज्यवर्धन- 
के भाई और उत्तराधिकारी हर्षवर्धन (दे०)ने इसका 
बदला लेनेके लिए कामरूप (भ्रासाम)के शासक कुमार 
भास्करवर्माके साथ मिलकर कमसे कम सन्‌ ६१९ Fo तक 
शशांकके विरुद्ध युद्ध जारी रखा, किन्तु शशांकने उनकी 
सेनाओंका dle प्रतिरोध किया । शशांककी मृत्युके बाद 
उसकी राजधानी कर्णसुवर्णपर कुछ समयके लिए भास्कर- 
वर्माका अ्रधिकार हो गया | यह अधिकार कितने अरसे 
तक रहा, ठीक ठीक पता नहीं चलता । सातवीं शताब्दीके 


गौड़-गौतमीपूुत्र शातकर्णी 


मध्यसे लेकर आठवीं शताब्दीके मध्य तकके सौ वर्ष गौड़ 
राज्य भारी उथल-पुथल, विदेशी आ्राक्रमणों और प्रराजकता- 
से व्याप्त रहा। यह स्थिति ७५० ईण०्में पाल वंशके 
राजाओंके सिंहासनारूढ़ होनेपर समाप्त हुई । पाल नरेशों- 
ने गौड़ेश्वरकी उपाधि धारण at ह्वितीय पालनरेश 
धर्मपाल (लगभग ७५२-८१०) और उसके पुत्र देवपाल 
(लगभग ८१०-४६ ) के शासनकालमें गौड़ उत्तरी भारतकी 
एक प्रमुख शक्ति बन गया । इसके बाद पाल वंशके पतनपर 
गौड़ भी अवनतिके गतेंमें तबतक गिरता रहा, जबतक 
वहाँ सेन राजाओंका नया वंश सत्तामें नहीं आया । ११५८ 
Soh लगभग बख्तियार खिलजीके पुत्र मलिक इख्तिया- 
रुद्दीन मुहम्मदने हमला करके गौड़को सेन शासकोंके हा थसे 
छीन लिया । मुसलमानोंके ग्राधिपत्यके बाद पृथक्‌ राज्यके 
रूपमें गौड़का अस्तित्व समाप्त हो गया, किन्तु नंगरके 
रूपमें वह इसी नामसे ग्रागामी तीन शत।ब्दियों तक प्रांतीय 
राजधानी बना रहा। 

गौड़, नगर-पश्चिमी बंगालके भ्राधुनिक माल्दा जिलेमें स्थित | 
यह सेन राजाओं (११वीं और १२वीं Fo शताब्दी )के 
शासनकालमें बंगालकी राजधाती था। १२०३ ईश्में 
इसपर मलिक इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बख्तियारने कब्जा 
कर लिया । १२२० fom गयासुद्दीन ईवाज़ने इसे बंगाल- 
की राजधानी बनाया | १५३८ Lott इसे शेरशाहने लूटा 
और जला दिया। हुमायूंने इसका पुननिर्माण कराया। 
१५७० SoH सम्राट्‌ भ्रकबरने विशाल फौज भेजकर गौड़- 
पर कब्जा कर लिया । इस कब्जेके वाद शहरमें एक भीषण 
महामारीका प्रकोप हुआ, जिससे इसकी झ्राबादी बहुत कम 
हो गयी । जब गंगा नदी अ्रपती धारा बदलकर TET’ 
दूर जा पहुँची, तब इसका पूरी तरहसे पतन हो गया। 
अब तो यह ध्वंसावशेषोंका ढेर और बीहड़ जंगल है। 
समृद्धिके दिनोंमें गौड़ नगर साढ़े सात मील लंबे और दो 
मील चौड़े क्षेत्रमें फैला हुआ था । इसके चारों ओर सुदृढ़ 
प्राचीर था । इस नगरकी अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली 
थी। इस शैलीकी प्रमुख विशेषता पत्थरके छोटे fag 
भारीभरकम खम्भोंपर टिकी ईंटोंकी बनी नुकीली मेहरावें 
और गुम्बज हैं । गौड़में स्वर्ण मस्जिद (१५२६), छोटी 
स्वर्ण मस्जिद, लोटन मस्जिद और कदम रसूल मस्जिदके 
अवशेष अब भी विद्यमान हैं । इनमें कदम रसूल मस्जिदके 
अवशेष काफी अच्छी हालतमें हैं । 

गौतम बुद्ध-देखिये, बुद्ध । 

गौतमोपुत्र शातकर्णो-सातवाहन sear एक प्रसिद्ध राजा, 
जिसने दूसरी शताब्दी ईसवीके प्रथम चतुर्थाशरमें शासन 


134 


गौतसी बालश्री-ग्लौकनिकाई 


१३६ 





किया । उसने भूमक द्वारा स्थापित क्षहरात वंशका उन्मूलन 
कर उसका राज्य अपने राज्यमें मिला लिया । गौतमीपुत्र- 
के राज्यमें मालवा, काठियावाड़, गुजरात, उत्तरी कोंकण, 
बरार और गोदावरीसे सींचा जानेवाला समग्र प्रदेश 
शामिल था। उसने विदेशी शकों, यवनों (ग्रीकों) और 
पल्हवों (पार्थियनों ) की शक्तिका विनाशकर देशके गौरव- 
का पुनरुद्धार किया। उसने ब्राह्मणों और बौद्धोंको 
उदारतापूर्वक दान दिये, और वर्णाश्रम धर्मकी मर्यादा 
fara स्थापित की । उसने सातवाहन वंशका गौरव 
फिरसे प्रतिष्ठित किया। 

गौतमी बालश्री-सातवाहन वंशकी एक विधवा रानी, 
जिसका उल्लेख न।सिक अभिलेखमें मिलता है । अभिलेख- 
में उसे सत्यनिष्ठ, दानी और धैर्यशाली रानी बताया गया 
है जो तप, त्याग और आत्मसंयमके साथ जीवन व्यतीत 
करती थी । वह आदर्श राजबिवधू और प्रसिद्ध सातवाहन 
राजा गौतमीपुत्र शातकर्णीकी माता थी । 

ग्यांत्से-नतिब्बतका एक व्यापारिक नगर। १६०४ FoF 
are कर्जनने तिब्बतपर चढ़ाईके लिए अपनी सेना भेजी । 
संधिके भ्रनुसार इस नगरमें ब्रिटिश भारतीय व्यापार मिशन- 
की स्थापना की गयी। 

Ure, wea (१७४६-१८२३)-ईस्ट इंडिया कम्पनीमें 
क्लर्ककी हैसियतसे १७६७ SoH भारतमें नियुक्त, किन्तु 
पदोन्नति करते-करते १७८१ ई०में वह मालदा (बंगाल) 
स्थित व्यापारिक कार्यवाह (कामरशियल रेजीडेंट) बन 
गया | aes कार्नवालिस उसकी ईमानदारीसे बहुत प्रभा- 
वित था । We: १७८७ ई में ग्राण्टको व्यापार बोर्डका 
चौथा सदस्य मनोनीत किया गया । भारतमें वह ईसाई 
धर्मप्रचारका कट्टर समर्थक ar सेवासे निवृत्त होनेपर 
वह इंग्लैण्ड वापस गया और १८०२ Lot ब्रिटिश संसदका 
सदस्य बनाया गया । १८०४५ Lott ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
कोर्ट आफ डायरेक्ट्सका अध्यक्ष बना । इसके बाद १८०६ 
और १८१४ में भी इस पदपर चुना गया । ब्रिटिश संसदमें 
वह भारतीय मामलोंकी बहसमें प्रमुख भाग लेता ar! 
उसने भारतमें शिक्षा-प्रसार और ईसाई धर्मप्रचारके लिए 
ब्रिटिश संसदसे वाषिक अ्रनुदान स्वीकार कराया | 

ore, जेम्स-बंगालमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेवामें १७८४ 
से १७८६ ई० तक रहा। उसने प्रान्तमें राजस्वकी 
व्यवस्थाकी देखरेख की और १७६१ Loh बंगालकी 
जमींदारी और भूमि-व्यवस्थापर अपनी विस्तृत रिपोर्ट 
दी। इस रिपोर्टमें उस कालकी राजस्व-प्रणालीका 
प्रामाणिक विवरण मिलता है 1 


ग्राण्ड टरंक रोड-शेरशाह (१५४०-४५) (दे०) द्वारा 
बलवायी गयी। यह सड़क पूर्वी बंगालके सोनारगांवसे 
पश्चिममं सिधु नदी तक लगभग १४५०० कोस (३००० 
मील) लम्बी थी | यह अब भी विद्यमान है और कलकत्ता- 
को अमृतसर (पंजाब)से जोड़ती है। 

ग्राहम, जनरल-१८८७ Got सिक्किमपर हुए तिब्बतके 
आक्रमणकों विफल करनेवाली ब्रिटिश भारतीय फौजका 
सेनापति । 

ग्रिफिन, एडसिरल-एक ब्रिटिश नौसेनाधिकारी । जब 
१७४७ ईमें SH (दे०)के नेतृत्वमें. फ्रांसीसियोंने फोर्ट 
सेण्ट डेविडपर अधिकार करनेकी कोशिश की, तब इस 
आक्रमणको विफल करनेवाले नौसैनिक ager नेतृत्व 
ग्रिफिनने ही किया था । 

ग्लेडस्टन, विलियम gai (१८०६-&८)-एक प्रसिद्ध 
ब्रिटिश राजनेता । वह महारानी विक्टोरियाके जमानेमें 
उदार दलका नेता था और अपने जीवनकालमें चार बार 
१८६८-७४, १८८०-८५, १८८६ तथा १८६२-६४ ई० 
में ब्रिटेनका प्रधानमंत्री रहा । उसने भारतीय प्रशासनमें 
कुछ अंशोंतक उदारताकी नीति अपनायी थी । वह अनुदार 
दलवालोंकी उस प्रसार-तीतिका विरोधी था, जिसके 
फलस्वरूप दो बार अफगान-युद्ध हुआ। उसने लार्ड 
feraat भारतमें वाइसराय (१८८०-१८८४) नियुक्त 
क्रिया था, जिसकी नीतियाँ बहुत लोकप्रिय हुईं । ग्लैडस्टनने 
द्वितीय अफगान-युद्ध (१८७८-८०) को समाप्त कराया 
और अमीर अब्दुरृहमानको मान्यता प्रदान करते हुए 
अफगानिस्तानके आत्तरिक मामलोंमें कोई हस्तक्षेप न 
करनेका आदेश दिया। ग्लैडस्टन अपने उदार सिद्धान्तों 
ओर आपरलैंडके टाष्ट्रवादके प्रति सहानुभूतिके 
कारण भारतोय जनतामें भी लोकप्रिय gat 
भारतमें भी ag उदार नीतिका समर्थक समझा जाने 
लगा । 

ग्लौकनिकाई-भारतपर सिकन्दरके श्राक्रमणके समय यह 
गण चनाव नदीके पश्चिम, Gat एक भागमें निवास 
करता AT | AZ राज्य पुरु (दे०)के राज्यसे मिला Fat 
था । इस गण राज्यमें ३७ पुर थे, जिनमेंसे प्रत्येककी 
जनसंख्या qo हजारसे अधिक थी। पुरु (पोरस) की 
पराजयके पश्चात्‌ सिकन्दरने इस गणकों भी पराजित कर 
अपने अधीन कर लिया। इस गणका नाम ग्लौसी भी 
मिलता है। ( काशीप्रसाद जायसबालने इस गणकी 
पहुचान पाणिनिके एक gad आये ग्लुचुकायन गणसे की 
है ।-संपादक ) 








}40 


१४० 


ग्वायर, सर मारिस लिनफोडं-एक विख्यात अंग्रेज विधिवेत्ता, 
जो भारतीय संघ न्यायालय (दे०)का अध्यक्ष था और 
१६३७ से १६४३ fo तक भारतके प्रधान न्यायाधीश 
पदपर Ml | अवकाशग्रहण करनेके पश्चात्‌ वह दिल्ली 
विश्वविद्यालयका उपकुलपति हुआ और १६४६ ई० तक 
इस पदपर रहा। भारतीय संविधानका प्रारूप तैयार 
करनेमें उसने महत्त्वपूर्ण योगदान किया था । 
ग्वालियर-मध्यप्रदेशका एक नंगर। पहले इस नामकी 
देशी रियासत भी थी। यहाँ एक प्रसिद्ध किला नगरके 
बाहर लगभग ३०० फुट ऊँची पहाड़ीपर बना हुआ है । 
इसकी दीवारें बहुत ऊँची हैं और बहुत दिनों तक इसे 
aaa माना जाता रहा। इसे किस राजाने बनवाया, 
इसका पता नहीं, किन्तु यह निश्चित है कि यह ५२५ ई०के 
पूर्व बन । ऐसी जनश्रुति प्रचलित है कि जिस सूरज नामक 
राजाने इस नगरकी स्थापना की, वह कुष्ठ रोगसे पीड़ित 
था और ग्वालिया नामक एक संतकी क्ृपासे रोगमुक्त 
हुआ । नगरका ग्वालियर नाम इसी TH नामपर पड़ा । 
शिलालेखोंसे पता चलता है कि किलेका आरंभिक नाम 
गोपगिरि या गोपाद्रि था, जिसे बादमें ग्वालियर कहा 
जाने लगा। ऐतिहासिक प्रमाणोंके श्रनुसार हुण सरदार 
तोरमाण (दे०) तथा उसके पुत्र मिहिरगुल (दे०)ने 
oat शताब्दी ई०में इसपर श्रधिक/र कर लिया । €्वीं 
शताब्दीमें यह किला कन्नौजके- एर्जर-प्रतिहार राजा भोज 
(दे०)के अधिकारमें झआया। १०२१ oH महमूद 
गजनवीके आक्रमण तक यह राजपूतोंके भ्रधिकारमें रहा । 
११६६ ई०पें सुलतान कुतुबुद्दीत ऐबक (दे०)ने इसपर 
अधिक/र कर लिया। १२१० ईश०्में राजपूतोंने इसे पुनः 
हथिया लिया, लेकिन १२३२ foe सुल्तान इल्तुतमिशने 
पुन: इसपर कब्जा कर लिया। १३&८ Lot यह तोमर 
(तंवर) राजपूतोंके अधिकारमें आया और १५१८ ई० 
तक रहा। इस वंशका सर्वप्रसिद्ध राजा wise तोमर 
(१४८६-१५१७) हुआ है, जिसने इस Prat fame 
महल और बड़े-बड़े फाटक बनवाये । उसकी रानी मृगनैनी- 
के कारण ग्वालियर संगीत विद्याका केन्द्र बना । तानसेन 
जैसा विख्यात संगीतज्ञ इसी ग्वालियरकी देन है । यहींपर 
उसकी कब्र बनी हुई है। १५१८ SoH इब्राहीम लोदी 
(दे०) ने इस किलेपर कब्जा जमा लिया। सन्‌ १५२६ 
ई०में बाबर (दे०)ने इसपर अधिकार किया। १५४४२ 
ई०में यह शेरशाह सूरी (दे०)के कब्जेमें आया । लेकिन 
१५५८ ई०में अकबरने पुनः इसे मुगल सल्तनतमें मिला 
लिया । मुगल बादशाहोंने इस किलेको मुख्यतः शाही 









कैदखानेके STH इस्तेमाल किया, जिसमें 
जाते थे । १७५१ CoH मारठोंने इसपर कब्जा कर लिया । 
१७७१ ई०में मराठा सरदार शिन्देने इसे aa राजधानी 
बनाया | १७८१ fot अंग्रेजी सेन।ने पोफमके नेतृत्वमें 
इसपर अचानक कब्जा कर लिया, लेकिन बादमें अंग्रेजोंने 
इसे शिन्देको लौटा दिया । १८५७ ई ०के स्वाधीनता संग्राम- 
में यहांकी फौजोंने विद्रोह किया और शिन्देके शासनको 
समाप्त कर दिया, लेकिन सर हम, रोज़के नेतृत्वमें अंग्रेजी 
फौजने विद्रोहकों दबाकर इसपर कव्जा कर लिया । 
१८८६ ई० तक इसपर अंग्रेज HAT रहे । बादमें उन्होंने 
इसे शिन्देको लौटा दिया । १६४७ ई०में भारतके स्वाधीन 
होनेके बाद यह राज्य भारतीय TOT AT facia हो गया । 
इस नगरमें तथा ग्रासपास बहुतसे ऐतिहासिक स्मारक हैं | 
नगरमें ८ बड़े तालाव तथा ६ बड़े महल हैं । प्राचीन 
उज्जथिनी, भिलसा (विदिशा), बेसनगर, उदयगिरि 
तथा बाधकी प्रसिद्ध बौद्ध गुहाश्रोंके अवशेष ar भी इस 
राज्यमें विद्यमान हैं। चन्देरी, मन्दसोर और seat 
भी, जो इसी राज्यके अंग थे, प्राचीन अ्रवशेष पाये जाते हैं । 


a 
घसीटी बेगम-बंगालके नवाब अलीवर्दीखां (१७४०-५६) 
की सबसे बड़ी gdh ag अपने चचेरे भाई नवाजिश 
मुहम्मदको ead) थी। नवाजिशकों ढाकाका हाकिम 
नियुक्त किया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी। उसकी 
विधवा घसीठी बेगम मुशिदाबाद लौट ett | राजेबल्‍लभ 
उसका दीवान तथा हुसेन कुली खां उसका विश्वस्त गुमाश्ता 
at अलीवर्दी ath पश्चात्‌ घसीटी बेगमने अपने भांजे 
सिराजुद्दौलाको गद्दीपर बैठानेका समर्थन नहीं किया। 
उसने भ्रपनी दूसरी छोटी बहनके ga शौकतजंगकों, जो 
पू्णियाका हाकिम था, बंगालका नवाब बनाना चाहा। 
सिराजने इसी दौरान जब सुना कि घसीटी बेगम और 
gaa कुली खांके बीच waa संबंध है, तो वह आगबबूला 
हो गया और उसने मुशिदाबादकी सड़कपर खुलेश्राम 
हुसेनकुली खांकी हत्या कर दी । इससे पसीटी बेगम और 
सिराजके बीच मनमुठाव और बढ़ गया। जब १७५६ 
ई०में अलीवर्दी खां बहुत बीमार था और उसके जीवित 
रहनेकी कोई झाशा नहीं रही, घसीटी बेगमने राजवल्लभकी 
सलाहपर मुशिदाबाद स्थित नवाबके महलको छोड़ दिया 


14) 


घोषा-चन्दा साहब 


१४१ 





और दगरके वाहर दक्षिणमें दो मील दूर मोतीझीलपर 
वह अपने Yo हजार अंगरक्षकोंके साथ रहकर सिराजुद्दौल- 
के विरुद्ध cada cay ait सिराज गद्दीपर dart 
वाद बड़ी चतुराईसे घसीटी बेगमको मोतीझीलते नवाबके 
महलमें ले ara) राजवल्लभ घसीटी Saray वहुत-सा 
धन हड़पवार झंग्रेज़ोंकी शरणमें चला गया, कितु घसीटी 
वेगम wa सिराजुद्दालाके विरुद्ध षड्यंत्रोंमें कोई सक्रिय 
भांग लेठेकी स्थितिमें नहीं रह गयी थी। १७५६ ईशमें 
सिराजने aaa वेगमकी छोटी बहनके पुत्त शौकतजंगको 
लड़ाईमें हरा दिया और मार डाला । इसके बाद बंगालकी 
राजनीतिपर घसीटी बेगमक। प्रभाव समाप्त हो गया। 
आज भी मोतीझीलके खंडहर विद्यमान हैं । 

घोषा-वैदिक युगकी एक प्रमुख ब्रह!/वादिनी नारी, जिसके 
amt ऋग्वेदमें अनेक यूक्त मिलते हैं । 









a 

चंगेज-खां-जन्म ११६२ Sok । उसका मूल नाम तामूचिन 
था । वह.मंगोलोंका सरदार था जो बादको चिंगीज़ कागन 
(चंगेज खाँ) के चीनी न।मसे विख्यात हुआ । वह महान्‌ 
सेनानायक और विजेता था, जिसने चंद वर्षोके अंदर 
चीनके ,विंशाल भूभाग और मध्य एशियके सभी प्रसिद्ध 
राज्योंपर विजय प्राप्त कर ली थी | इन राज्योंमें बलख, 
बुखारा और समरकंद तथा हेरात और गजनी शामिल थे । 
चंगेज खाँने खीवाके बादशाह जलालुद्दीनकों हराया जो 
भागकर पंजाब पहुँचा और उसने दिल्लीके सुल्तान 
इल्तुतमिश (१२११-३६) से शरण माँगी, मगर इलतुत- 
frat इनकार कर fear सुलतान इलतुतमिशके इस 
बुद्धिमत्तापूर्ण कदमका परिणाम यह हुआ कि Aral, 
जो वस्तुतः fara नदी तक चढ़ आय! था, भारतकी ओर 
a बढ़कर दक्षिण-पूर्वी यूरोपकी तरफ AS गया। मृत्युसे 
पहले (१२२७ fo) तक चंगेज खाँ ने दक्षिण॑-पूर्वीः 
: यूरोपके अनेक भागोंको रौंदा और कृष्ण सागरमें गिरनेवाली 
नीपर नदी तक अपती विजय-वैजयंती फहरायी | चंगेज 
खाँ सेनानायक और विजेता मात्र ही नहीं, सुयोग्य संगठन- 
कर्ता और शासक भी था । उसने अपने विशाल साम्राज्यके 
लिए कानून बनाये और व्यवस्थाकी स्थापना की | उसके 
बंशजोंने बादको इस्लाम धर्म अपना लिया । भारतीय मुगल 
साम्राज्यका संस्थापक बाबर भी मातृकुलसे अपनेको चंगेज 

खाँकी संतान मानता था । 


चण्ड प्रद्योत महासेनू-देखिये, अ्रवंतीका प्रद्योत । 

चण्डीदास, अनन्तब्दु-प्रख्यात dong कवि। इनका जन्म 
पश्चिमी वंगालके वीरभूमि जिलेके vere गाँवमें सम्भवतः 
चौदहवीं शत/ब्दीके अन्तमें हुआ था । इन्होंने र/धाकृष्ण- 
प्रेमपर बंगला भाषामें बहुत ही सुंदर भजनोंकी रचना 
की है । ये गीत aie भी बहुत लोकप्रिय हैं । श्रीकृष्ण 
aida’ भी इन्हींकी रचना है । 

चंद बरदाई-दिलल्‍ली Ie श्रजमेरके शासक (११७०-६० ) 
पृथ्वी राज चौहान (दे०)का दरवारी कवि । उसने पृथ्वी- 
राज रासो' या चंद रायसा' नामक महाकाव्यकी रचना 





- की थी। इस ग्रंथमें मुख्यरूपसे पृथ्वीराज चौहानकी 


गौरवगाथा, उसके विवाहों और मुसलमानोंसे युद्धोंका 
वर्णन है । 

चंद रायसा-हिन्दीका एक प्रसिद्ध महाकाव्य, जिसे दिल्ली 
और अ्रजमेरके चौहान शासक पृथ्वीराजके दरबारी कवि 
चंद्र बरदाईने लिखा है | बादमें चारणोंने इसमें कुछ अंश 
और जोड़कर इसकी आकार-वृद्धि कर दी। wa इस 
ग्रंथमें लगभग सवा लाख छंद मिलते हैं । पृथ्वीराजके 
जीवन, कन्नौजके राठौर राजा जयचंदसे उसकी शत्रुता, 
उसके विवाह, मुसलमानोंके साथ हुए उसके युद्धों गौर उसकी 
वीरगतिके बारेमें सूचना देनेवाला एकमात्र यही ग्रंथ है। 

चन्दा साहब-कर्नाटकके नवाब दोस्त अलीका दामाद | 
१७४१ SoH मरुठोंने कर्नाटकपर हमला कर दिया और 
नवाब दोस्त अलीकी हत्या कर उसके दामाद AAT साहबको 
बंदी बनाकर ले गये। सात वर्ष बाद १७४८ ई० में 
मराठोंने War साहबकों मुक्त कर दिया। इसी बीच 
पहला कर्नाटक या इंग्लैण्ड-फ्रांस युद्ध छिड़ गया था । इस 
युद्धमें ड्प्लेके नेतृत्वमें फ्रांसीसियोंके श्रेष्ठ रणकौशलकी 
सब ओर प्रशंसा होने लगी। इसलिए at साहबने 
अनवरुद्दीनको गद्दीसे उतारनेके लिए, जिसे १७४३ ई० में 
निजामने कर्नाटकका नवाब नियुक्त किया था, डूप्लेके 
साथ सैनिक संधि कर ली। दोनोंकी संयुक्त फौजोंने 
अगस्त १७४६ ई०में श्र/म्बू रके युद्धमें अनवरुद्दीनकों हराया 
और मार डाला तथा उसके पुत्र और भावी उत्तराधिकारी 
मुहम्मद अलीको खदेड़ दिया । मुहम्मदअलीने तिरुचिरा- 
पल्‍लीके किले में शरण at चन्दा साहब कर्नाटक का 
नवाब घोषित किया गया तथा arate राजधानी बनी । 
इसके are wear और scar तिरुचिरापललीमें मुहम्मद 
अलीको घेर लिया। किन्तु यह घेरा कुशलताके साथ 
नहीं संचालित किया गया, जिससे मुहम्मद भ्लीको 
मैसूर और तंजोरके शासकोंसे सहायता प्राप्त करनेका 


. ५०२. 


१४२ 


चंदावरका युद्ध-चंदेलवंश 





समय मिल गया। उधर मद्रासस्थित अंग्रेजोंको भी 
मुहम्मद अलीकी तरफसे हस्तक्षेप करनेका मौका मिल 
wat | युवक Uae Fates (दे०)ने दो सौ अंग्रेज तथा 
तीन सौ भारतीय सैनिकोंको लेकर आर्काठके किलेपर 
अचानक आक्रमण करके अधिकार कर लिया। चन्दा साहब- 
ने आर्काटको पुनः हस्तगत करनेके लिए तुरंत भारी फौज 
भेजी, लेकिन वह न केवल अपने इस प्रयासमें विफल हुआ 
वरन्‌ घमासान युद्धमें पराजित भी हुआ । उसने मजबूर 
होकर आत्मसमर्पण कर fear लेकिन तंजौरके राजा 
(१७५२) के आदेशपर उसका सर उड़ा दिया गया। 

चंदावरका युद्ध-११६४ ई०में शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी और 
बनारस तथा कन्नौजके राजा जयचंदके बीच हुआ । जयचंद 
इस युद्धमें पराजित होकर मारा गया तथा कन्नौज और 
बनारसपर मुस्लिम शासन स्थापित हो गया । 

चंदेल-राजपूतोंकी एक जाति, इस वर्गके लोग अपनेको क्षत्रिय 
ait अन्तर्गत मानते हैं। किन्तु कुछ आ्राधुनिक विद्वानों 
द्वारा उनकी उत्पत्ति गोंडों तथा भरोंसे बतलायी जाती 
है। बादमें इनके सरदारोंके हाथमें शासन सत्ता AT जानेपर 
इन्हें क्षत्रिय कहा जाने लगा। चंदेलोंकी राजनीतिक शक्ति- 
का उदय और विकास आधुनिक विध्य प्रदेशके दक्षिणमें 
विध्याचल और sae यमुनाके बीच स्थित बुंदेलखण्डमें 
हुआ । उस समय इस प्रदेशका नाम जेजाकभुक्ति या 
जझौती था । खजुराहोंके भव्य मंदिर, कालिजरका मजबूत 
किला, अजयगढ़का महल और महोबाका प्राकृतिक 
सौंदय चंदेलोंकी संस्कृति और उपलब्धियोंके केन्द्र थे। 
चंदेल शिव तथा sory उपासक थे, परन्तु कुछ चंदेल 
बौद्ध और जैन धर्मोके भी ora थे । चंदेलोंने स्थापत्य- 
कलाकी एक भव्य शैलीका विकास किया, जिसके उदाहरण 
खजुराहोमें wa भी विद्यमान हैं । यहाँका महादेव नामक 
मुख्य शिव मन्दिर १०६ फुट लम्बा,, ६० फुट चौड़ा और 
११६.५ फुट ऊँचा है । चंदेलोंकी शासनप्रणाली राज- 
तंत्रीय परम्परापर आधारित थी और उसमें न केवल 
राजसिंहासनके लिए उत्तराधिकारकी व्यवस्था थी, वरन्‌ 
मंत्रियोंके पद भी वंशानुगत हुआ करते थे। दसवीं शताब्दीके 
अन्तमें प्रतिहारोंकी शक्ति क्षीण हो जानेके बाद चंदेलोंको 
संपूर्ण उत्तरी भारतपर शासन करनेका अवसर मिला, 
लेकिन वे इसके योग्य सिद्ध नहीं हुए । (एन० एस० बोस कृत 
“हिस्द्री आफ Rea’, एस० Ho मित्र कृत 'खजुराहोके 
प्रारम्भिक शासक' ) 

चंदेलवंश-नवीं शताब्दीके आरंभमें नानुक चंदेल द्वारा इस 
ब्ंशकी स्थापना हुई, जो प्रतिहारोंके मुखियाको विनष्टकर 


जेजाकभुक्ति (श्राधुनिक बुंदेलखण्ड)के दक्षिणी भागका 
स्वामी बन गया था। नानुकसे बीस राजाओ्रोंकी वंश- 
परम्परा चली । इससे पहलेके चंदेल राजा गुर्जर प्रति- 
हारोंके करद सामंत थे। सातवाँ राजा यशोवर्मा ही 
व्यावहारिक दृष्टिसे इस वंशका पहल। स्वतंत्र शासक हुआ | 
उसने कार्लिजरका प्रसिद्ध दुर्ग अपने अधिकारमें कर लिया 
और खजुराहो मंदिरमें स्थापनार्थ विष्णुकी बहुमूल्य प्रतिमा 
उपहारस्वरूप देनेके लिए प्रतिहार राजा देवपालको 
मजबूर कर दिया। उसका पुत्र धंग (लगभग &५०- 
१००८ ई०) चंदेलवंशका सबसे airy प्रतापी शासक 
हुआ | उसने पूरे जेजाकभुक्तिपर अपने राज्यक्रा विस्तार 
करते हुए तत्कालीव भारतीय राजनीतिमें सक्तिव भाग 
लिया । वह €८६ या eto ई० में अ्फगानिस्तानसे 
होनेवाले सुबुक्तमीनके श्राक्रमणको रोकनेके लिए पंजाब- 
नरेश जयपाल द्वारा बनाये गये संघमें शामिल था । लेकिन 
सुबुक्तगीनके हाथों इस संघको हार खानी पड़ी । श्रन्तमें 
सौ वर्षकी लम्बी आयु प्राप्त कर धंभने प्रयागमें शिवका 
नाम लेते हुए गंगा-यमुना संगममें जल-समाधि ले ली। 
धंगके बाद उसके Ga गंडने पंजाबनरेश आनंदपाल (जय- 
पालका पुत्र) के साथ संघ बनाकर महमूद गजनवीसें मोर्चा 
लिया, कित्तु दुर्भाग्यसे यह दूसरा संघ भी पराजित हुआ । 
इस वंशके दसवें शासक विजयपाल (१०३०-५० ई०)ने 
कन्नौजनरेश राज्यपालपर AAT कर इसलिए मार 
डाला कि उसने सुल्तान महमूद गजनवीके आगे आत्म- 
समर्पण कर दिया था। किन्तु शीघ्र ही वह स्वयं महमूद 
गजनवीसे पराजित हो गया । यद्यपि महमूद गजनवीका 
आधिपत्य अधिक समय तक नहीं रहा, तथापि श्री विजय- 
पालकी पराजयसे इस वंशकी शक्ति क्षीण हो गयी और 
बादके areal राजाओंमें कोई भी तत्कालीन राजनीतिमें 
महत्त्वपूर्ण भाग नहीं ले सका और धीरे-धीरे चंदेल शक्ति- 
का पतन हो गया । बारहवें राजा कीतिवर्माने (१०६०- 
११०० ई०) प्रसिद्ध आध्यात्मिक नाटक 'प्रबोधचंद्रोदय' 
के रचयिताको अपने यहाँ प्रश्रय दिया था । सत्रहवां शासक 
परमादि या परमल (लगभग ११६५-१२०२ ई०) इस 
वंशका afar उल्लेखनीय राजा था, जिसने इतिहासके 
मंचपर कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। confer 
अजमेरके चौहान राजा पृथ्वीराजके श्राक्रमणका बहादुरीसे 
सामना किया किन्तु हारका मुंह देखना पड़ा । इसके बाद 
HITE Cas or धमका और उसने कार्जिलरके दुर्गपर 
कब्जा कर लिया। चंदेलवंशने बुंदेलखंडकी मात्र स्थानीय 
शक्तिके रूपमें १४वीं शताब्दी तक किसी न किसी तरह 


(1-2 


- चन्द्र-चन्द्रगुप्त सोर्य 


१४३ 





अपना अस्तित्व बनाये रखा । afer शासक हमीरवमके 
निधनके साथ इस वंशका अन्त हो गया (एन० एस० बोस 
क्ृत ‘fect ave दि चंदेलाज़') । 

चन्द्र-पूर्वी बंगालका स्थानीय are, जिसने ग्यारहवीं 
शताब्दीमें पालवंशकी अवनति शुरू होनेके बाद कुछ समयक्रे 
लिए वंगालके कुछ भागपर शासन किया । 

चन्द्रगिरि-लगभग १५८५ fot विजयनगरके परवर्ती 
राजाग्रोंकी राजधानी । १६३६ ई०में चन्द्रगिरिके राजा- 
के अधीनस्थ एक नायकने ईस्ट इंडिय। कम्पनीके मि० डेको 
areal भूमि प्रदान कर दी । १६४५ Sot चंद्रगिरिके 
राजा रंग ह्वितीयने इस अनुदानकी पुष्टि कर दी । इसके 
बाद वहाँ सेण्ट डेविड नामक किलेका निर्माण हुआ । इसी 
किलेके चारों तरफ मद्रास नगरका विकास किया गया है। 

चन्द्रगुप्त-कर्कोट वंशका तीसरा राजा। इस वंशकी स्थापना 
सातवीं शतीके प्रारंभमें कश्मी रमें हुई थी । 

चन्द्रगुप्त प्रथम-गुप्त राजाओंके वंशका vats और पहला 
शासक । शुरूमें उसका शासन मगधके कुछ भागों तक 
सीमित ati बादकों लिच्छिवि कुमारी कुमारदेवीसे 
विव्राह करके उसने श्रपनी शक्ति और राज्यका विस्तार कर 
लिया । उसने पाटलिपुत्नको राजधानी बताया, महाराजा- 
धिराज़की उपाधि धारण की; स्वयं अपने, अपनी रानी 

_ और लिच्छिवियोंके नामपर संयुक्तरूपसे सोनेके सिक्के 

चलाये, साम्राज्यका विस्तार मगधके बाहर इलाहाबाद 
तक किया और एक नये युगका प्रवर्तेन किया जो गुप्तकालके 
नामसे ज्ञात है। गुप्तकालका शुभारंभ २६ फरवरी ३२० 
ई०से हुआ, जो सम्भवत: चद्धगुप्तके राज्याभिषेककी तिथि 
है। WATT NAAT अल्प शासनकाल ३३० Lot 
समाप्त हो गया | मृत्युके पहले उसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त 
(Zo) को, जो कुमारदेवीसे TT था, उत्तराधिकारी मनो- 
नीत किया । इसने अपने बाहुबलसे साम्राज्यका दूर-दूर 
तक विस्तार किया और शक्तिशाली गुप्त सम्राटोंके वंशका 
सूत्रपात किया, जिन्होंने पाँचवीं शताब्दीके अंत तक मगधपर 
शासन किया | 

चन्द्रगुप्त द्वितीय-गुप्त वंशका तीसरा ware और संमुद्र- 
गुप्त (दे०) का पुत्र व उत्तराधिकारी । इसका शासनकाल 
सम्भवत: ३७५ ई०से ४१३६० तक रहा | उसने मालवा, 
गुजरात और काठियावाड़पर विजय प्राप्त की, उज्जयिनीके 
शक क्षत्रपोंका seer Pear और उनका राज्य गुप्त- 
साम्राज्यमें मिला लिया । अपनी महान्‌ विजयोंके उपलक्ष्य- 
में उसने विक्रमादित्य (दे०)की उपाधि. धारण की । 
शायद यह वही विक्रमादित्य है, जिसकी न्याय-नीति, 





उदारता और शौर्य-पर।क्रमके बारेमें न जाने कितनी कि- 
aéfaat प्रचलित हैं। इतना स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त 
द्वितीय बहुत प्रतापी और शक्तिशाली सम्राट्‌ था। उसके 
शासनकालमें कला, स्थापत्य और मूर्तिरचनाका उल्लेख- 
नीय विकास हुआ और भारतका सांस्कृतिक विकास तो 
अपनी पराकाष्ठापर पहुँच गया । कालिदास जैसा संस्कृत- 
का SRE महाकवि और नाटककार (ग्रभिज्ञानशाकुन्त- 
लम्‌का लेखक) war द्वितीयके ही दरबारमें था। 
उसके ही शासनकालमें चीनी यात्री फाह्मान भारत आया 
और छ: वर्षों (४०५-११) तक उसके राज्यमें रहा । 
फाह्यान यद्यपि सम्राट्‌ चंद्रग॒ुप्तके दरबारमें कभी गया नहीं, 
तथापि उसने तत्कालीन भारतकी बहुत सुंदर तस्वीर 
पेश की है। उसने अपने यात्रा-विवरणोंमें लिखा है कि उस 
समय देशका शासन अत्यन्त सुव्यवस्थित था, लोग शान्ति- 
पूर्ण और समृद्धिशाली जीवन बिता रहे थे। सम्राट्‌ चंद्र- 
गुप्त आमतौरसे अ्रयोध्या या कौशास्बीमें रहता था, फिर भी 
पाटलिपुत्नकी ख्याति महत्त्वपूर्ण नगरके wat बनी हुई थी । 
फाह्यानको इस ATH वैभव और सुख-सम्पन्नताने अत्यन्त 
प्रभावित किया। चंद्रगुप्तने धर्माथ भौषधालयों और 
यात्रियोंके लिए निःशुल्क विश्वामशालाझ्रोंका निर्माण 
कराया | वह अपने पूर्वजोंकी ही तरह धर्मनिष्ठ हिन्दू और 
विष्णुका उपासक था, लेकिन उसने बौद्ध और जैन धर्मोको 
sft sere दिया । 

चन्द्रगुप्त मौर्यं-मौर्यवंशका संस्थापक । उसके माता-पिताके 
नाम ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हैं । पुराणोंके भ्रनुसार वह मगधके 
राजा wear उपपुत्र था, जिसका जन्म मुरा नामक 
शूद्रा दासीसे हुआ था । बौद्ध और जैन सूत्रोंसे पता चलता है 
कि चन्द्रगुप्त मौर्यका जन्म पिप्पलिवनके मोरिय क्षत्रिय 
कुलमें हुआ था । जो भी हो, चन्द्रगुप्त प्रारंभसे ही बहुत 
साहसी व्यक्ति था । जब वह किशोर ही था, उसने पंजाबमें 
पड़ाव डाले हुए यवन (यूनानी) विजेता सिकंदरसे भेंट 
की । उसने अपनी स्पष्टवादितासे सिकंदरको नाराज कर 
fear सिकंदरने उसे बंदी बना लेनेका आदेश दिया, 
लेकिन वह अपने शौर्यका प्रदर्शन करता हुआ सिकंदरके 
शिकंजेसे भाग निकला और कहा जाता है कि इसके बाद 
ही उसकी भेंट तक्षशिलाके एक आचार्य चाणक्य या कौटिल्य- 
से हुईं। चाणक्यने चंद्रगुप्तको सुदृढ़ सेना गठित करने 
और नंदवंशके afar शासकको उच्छिन्न कर wat 
अपना शासन स्थापित करनेमें धनकी सहायता दी । इस 
बीच सिकंदर भारतसे लौट गया था और उसकी मृत्यु भी 
हो चुकी थी। इस स्थितिका लाभ उठाकर चंद्रगुप्तने 


11५ 


ayy 


चर्द्रदेव-चन्द्रसेन जादब 





पंजाबसे यूनानी शासतका उच्छेदन कर दिया । इन घटे- 
नाञ्रोंकी निश्चित तिथियां अ्रभी तक निर्धारित नहीं की 
जा सकी हैं, लेकिन tar अनुमान है कि वे ईसापूर्व 
३२४ और ३२१ के बीच घटी होंगी । aaah पास 
विशाल सेना थी, जिसमें ३० हजार घुड़सवार, & हजार 
हाथी, ६ लाख पैदल और भारी संख्यामें रथ शामिल थे । 
इस विशाल वाहिनीके बलपर उसने संपूर्ण arated 
(उत्तरी भारत)पर अपनी विजय-पताका फहरायी | 
मालवा, गुजरात और सौराष्ट्रपर विजय प्राप्त कर उसने 
नमंदा तक साम्राज्यका विस्तार किया। ईसा-पूर्व ३०४ में 
यूनानी सेनापति सेल्यूकसने, जो सिकंदरकी मृत्युके बाद 
पूर्वी यूनानी साम्राज्यका अधिष्ठात। बन बैठा था, चंद्रगुप्त- 
की शक्तिको चुनौती दी । भारत और यूनानी सम्राटोंमें 
जमकर लड़ाई हुई। यद्यपि इस युद्धके बारेमें विस्तारसे 
कुछ पता नहीं है, फिर भी इतना निश्चित है कि इसमें 
सेल्यूकसकी हार हुई और उसे अपमानजनक संधि करनेको 
बाध्य होना पड़ा, जिसके अंतर्गत उसने चंद्रगुप्त मौर्यको 
काबुल, हेरात, Wa और बलूचिस्तानके प्रदेश समर्पित 
कर दिये और अपनी पुत्ती हेलना|का उससे विवाह कर दिया | 
चंद्रगुप्त मौर्यने सेल्यूकसको उपहारमें सिर्फ yoo हाथी 
दिये । इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य अ्रपने साम्राज्यका विस्तार 
उत्तर-पश्चिममें हिंदुकुशकी पहाड़ियों तक करके उसे 
वहाँ तक पहुँचा दिया जिसे भारतकी वैज्ञानिक सीमा कहा 
जाता है। इतिहासकारोंके मतानुसार यह संधि ईसा-पूर्व 
३०३में हुई होगी। यह संधि चंद्रगुप्त ata सबसे 
बड़ी उपलब्धि थी। चंद्रगुप्त were वर्षोके अल्पकालमें 
न केवल मगधके राजसिहासनपर बैठा वरन्‌ उसने पंजाब 
और सिंधसे यून।नी फौजोंको खदेड़ दिया, सेल्यूकसका 
दर्प चूर कर दिया और समग्र उत्तर भारतमें IAT एकछत् 
साम्राज्य स्थापित कर लिया । इन्हीं उपलब्धियोंके कारण 
चंद्रगुप्तकी गणना भारतीय इतिहासके महान्‌ और सर्वाधिक 
सफल सम्राठोंमें होती है । 

चन्द्रगुप्तके दरबारमें मेगस्थनीज (दे०) नामक एक 
यूनानी राजदूत भेजा गया था। उसके द्वारा लिखी गयी 
gern 'इंडिका' (दे०) तथा चाणक्य या कौटिल्यके 
serra चन्द्रगुप्की उस शासन-प्रणालीके बारेमें 
पता चलता है, जिसके बलपर विशाल साम्राज्यको एक 
सूत्रमें बांधकर चौबीस वर्षों (ईसा-पूर्व ३२२से ३६८)तक 
सफलतापूर्वक शासन करता रहा । पाटलिपुत्रमें चंद्रगुप्तका 
महल, जो भेगस्थनीजके अनुसार Cert ae वैभवमें Tar 
और इक्बतानाके महलोंकी भी मात करता aT, Ha नहीं है । 


स्वयं पाटलिपुत्न नंगर भी, जो गंगा और ate तदियोंके 
संगमपर आधुनिक दीनापुरके निकट बसा हुआ था, 
अब इन नदियोंकी रेतके नीचे दबा पड़ा है। लेकिन 
उसके यशस्वी निर्माताकी कीर्ति art wat है। (स्मिथ, 
अध्याय ४; राय चौधरी, अध्याय ४ तथा सेकक्रिनिल 
कृत 'एन्शियेन्ट इंडिया) 

चन्द्रदेव-ग्यारहवीं शताब्दीके आखिरी दशकमें इसने गाहड़- 
वाल वंशकी स्थापना की और कन्नौजको राजधानी बनाया | 
उसके वंशने तेरहवीं शताब्दीके आरंभ तक राज्य किया । 
चन्द्रनगर-बंगालका वह स्थान, जहाँ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कम्पनी - 
ने व्याप।रिक केन्द्रकी स्थापना की । फ्रांसीसियोंकों यह 
स्थान १६७४ ई० में नवाब शायस्ता खाँने दिया था और 
कारखानेका निर्माण १६९०-६२ FoF हुआ । Gers Fo 
में क्लाइव और वाटसनके नेतृत्वमें अंग्रेजोंने इस नगरपर 
कब्जा कर frat | छः वर्ष बाद १७६३ Loh चन्द्रनगर 
फ्रांसीसियोंको इस हिदायतके साथ फिर लौटा दिया गया कि 
व्यापारिक teat श्रलावा किसी और रूपमें इसका विकास 
नहों। WHATS १६५० ई०में भारतीय गणतंत्रकी स्थापना 
तक फ्रांसीसियोंके श्रधिकारमें रहा । इसके बाद इसका 
विलय भारतीय गणतंत्रमें हो गया । 

चन्द्र, राजा-मेहरौली लौह-स्तम्भके श्रभिलेखोंमें इसका वर्णन 
हुआ है । कहा जाता है कि उसने एक तरफ तो बंगालमें 
अपने शत्रुओंको परास्त किया और दूसरी तरफ सिंधके 
मुहानेपर बाह्लीकोंपर विजय प्राप्त की। इस राजाकी 
पहचान निश्चित रूपसे नहीं की जा सकी है। सुसुनिया 
अभिलेखमें भी wx नामक राजाका उल्लेख है। (राय- 
चौधरी, Jo ५३५ नोट ) 

चन्द्र वर्मा-इस नामके दो राजा हुए हैं। एकका वर्णन 
महाकाव्योंमें कम्बोजनरेशके रूपमें हुआ है और दूसरेका 
उल्लेख समुद्रगुप्तके प्रयांग-अभिलेखमें मिलता है। इस 
अभिलेखके अनुसार समुद्रगुप्तने उत्तरी भारतके जिन राजाओं - 
को पराजित और अपदस्थ किया, उनमें एक राजा चद्धवर्मा 
भी/था । सुसुनिया अभिलेखमें इस नामके जिस राजाका 
उल्लेख है, वह पश्चिमी बंगालके बाँकुड़ा जिलेमें दामोदर 
नदीके तंटपर स्थित 'पुष्करण'का शासक था। (राय- 
चौधरी, Jo ५३४-५४) 

चन्द्रसेन जादब-धनाजी यांदवका पुत्र और मराठा राजा 
साहुका प्रधान सेनापति ! चन्द्रसेनका अधीनस्थ सेना- 
संचालक बालाजी विश्वनाथ था। बादकों बालाजीकी 
बढ़ती हुई शक्तिके श्रागे चन्द्रसेनकी शक्ति क्षीण हो गयी 
और १७१३ ई०में बालाजी पेशवा बन गया | 


X 


चम्पतराय-चटगांव जिला 


18 १४५ 





चम्पतराय-बुंदेलोंका नेता । उसने बुंदेलोंको संगठित करके 
मुगल बादशाह झौरंगजेबव (१६५८-१७०७ ई० ) के शासन- 
के आरम्भिक दिनोंमें उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, 
लेकिन जब चम्पतरायने देखा कि औरंगजेबसे उसकी 
हार निश्चित है और fa हो- जाना सम्भव है, तो 
उसने अपने Ja छत्तलालको औरंगजेबके खिलाफ 
लड़ाई जारी रखनेका दायित्व सौंपफर आत्महत्या 
कर ली । 

चम्पानगर--मगधके पूर्व और राजमहल पहाड़ियोंके पश्चिममें 
स्थित प्राचीन अंग राज्यकी राजधानी। आधुनिक 
बिहारका भागलपुर क्षेत्र ही प्राचीन कालका चम्पानगर 
था। यह नगर चम्पा नदी और गंगाके संगमपर बसा 
हुआ था और अत्यन्त समृद्ध था एवं वाणिज्य-व्यापारका 
प्रसिद्ध Fx था। भागलपुर शहरके निकट चम्पानगर 
और चम्पापुर गाँवोंसे इस प्राचीन नगरकी पहचान की 
जाती है। (राय चौधरी, पु० १०७) 

am राज्य-एक प्राचीन हिन्दू राज्य, जिसकी स्थापना 
भारतीय प्रवासियोंने दूसरी शताब्दी ई०में हिन्दचीनके 
अनाम प्रदेशमें की थी, जो आज वियतनामके नामसे विदित 
है। राज्यकी राजधानीका नाम भी चम्पा था। चम्पा 
राज्यका अस्तित्व लगभग तेरह सौ वर्षों (लगभग १५० ई० 
से १४७१ ई०) तक कायम रहा | इसने कम्बुज, WATT 
Ye यहाँ तक कि महान मंगोल सरदार कुबलई खाँके विरुद्ध 
लड़ाइयोंमें शानदार विजय प्राप्त की । चीनसे इसके अच्छे 
राजनयिक संबंध थे । यहाँके लोग मुख्यतः हिन्दू धर्मको 
मानने वाले थे । उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेशके बहुतसे 
मंदिरोंका निर्माण कराया । बौद्धधर्मावलम्बियोंकी संख्या 
भी यहाँ काफी थी। यहाँके अभिलेखोंमें संस्कृत भाषा 
और देवनागरी लिपिका प्रयोग किया गया है । सोलहबीं 
शताब्दीमें मंगोलवंशी अनामियोंने इस हिन्दू राज्यको 
समाप्त कर दिया । 

खकक-१५४५से १५८८ Fo तक कश्मीरपर शासन करनेवाली 
जनजाति | इसका शासन ATT THE WHAT उखाड़ 
फेंका था। 

चक्रपाणि-एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वानु, जिसने चिकित्सा- 
शास्त्में विशेषे दक्षता प्राप्त की थी। इसका काल ग्यारहवीं 
शती है। इसने चरक और सुश्रुतसंहिताओंपर बहुत 
सुंदर व्याख्याएँ लिखीं, जिनका नाम क्रमशः आयुर्वेद-दीपिका' 
ae 'भानुमती” है । चक्रपाणिकी एक अन्य पुस्तक 
“चिकित्सासंग्रह' आरोग्य-विज्ञानका श्राधिकारिक भ्रंथ है | 
(बंगालका इतिहास, खण्ड १, पृष्ठ 398-295) 


चक्रवर्तों राजा-प्राचीनकालमें उस सार्वभोम arent 
कहते थे, जिसका सम्पूर्ण भारतपर ured शासन हो । 
प्राचीन भारतके सभी शक्तिशाली शासक इस महान्‌ पदको 
प्राप्त करनेके झ्राकांक्षी हुआ करते थे, लेकिन कुछ ही राजा 
अपनी इस अभिलाषाको पूरा करनेमें सफल होते थे। 
साहित्य और शिलालेखोंमें उल्लिखित चक्रवर्ती राजाओंसे 
इस बातका पता तो चलता ही है कि तत्कालीन भारतमें 
मौलिक राजनीतिक एकता विद्यमान थी । 

चक्रायुध-बंगालके राजा धर्मपालः (लगभग ७७०-८०० 
ई०)का आश्रित, जिसको धर्मपालने कन्नौजके शासक 
इन्द्रायुध या इन्द्रराजजों हराकर उसके स्थानपर वहाँका 
शासक नियुक्त frat) कन्नौजके शासकके रूपमें उसकी 
गतिविधियोंके बारेमें कुछ ज्ञात नहीं है । शिलालेखीय 
प्रमाणोंसे पता चलता है कि चक्रायुध धर्मपालका सामंत था 
और इसी धर्मपालके संरक्षकत्वमें उसका सितारा चमका । 
इतना निश्चित है कि कन्नौजपर चक्रायुधका शासन afer 
समय तक नहीं रहा, क्योंकि उसे और उसके संरक्षक धर्म- 
पाल दोनोंको ही गुर्जर-प्रतिहार नरेश नागभट्टने पराजित 
कर दिया और उनके राज्यको अपने बढ़ते हुए साम्राज्यमें 
मिला लिया । यह ठीकसे ज्ञात नहीं है कि राष्ट्रकूट नरेश 
गोविन्द तृतीयके हाथों नागभट्टकी पराजयके बाद चक्रायुध 
पुन: कन्नौजके सिंहासनपर ares हुआ कि नहीं । इतना 
निश्चित है कि चक्रायुधने कन्नौजमें अपना कोई राजवंश 
स्थापित नहीं किया । 

चगताई-प्रसिद्ध मंगोल सरदार चंगेज खाँका दूसरा पुत्र; 
जिसने बारहवीं शताब्दीके उत्तराध॑में मध्य और पश्चिमी 
एशियामें विशाल साम्राज्य स्थापित किया । चगताईके 
वंशज 'चगताई मुगल'के नामसे जाने जाते हैं। बाबर 
मातृकुलसे चगताई वंशका ही था । 

चच-सिंधके ब्राह्मण शासक वंशका संस्थापक। जब ७११६० 
में अरबोंने सिन्धपर आक्रमण किया तो चचका पुत्र और 
उत्तराधिकारी दाहिर' (दे०) feat राजसिहासनपर 
आरूढ़ था। 

चटगाँव जिला-आराकानके राजाने १६६६ ई०में इसे 
मुगल सम्राट्‌ औरंगजेबके हवाले कर दिया । १७६० ई०में 
aire क।सिमने यह जिला ईस्ट इंडिया कम्पनीको दे दिया । 
१६०५ ई०में बंग-भंग होनेपर यह जिला अन्य जिलोंके 
साथ पूर्वी बंगाल ae oars नवगठित प्रांतमें जोड़ 
दिया गया । बंग-भंग TH होनेपर १६१२ ई०में यह फिर 
बंगाल प्रांतके भ्रन्तर्गत आ गया । १६४१ ई०में पाकिस्तान 
अननेपर venta पूर्वी-पाकिस्तान (पूर्वी बंगाल) का भाग 


चरक-चाँद बोबी 





बन गया। बादमें दिसम्बर १६७१ SoH पूर्वी पाकिस्तानके 
स्वाधीन हो जानेपर यह जिला नवोदित बंगला देशका अंग 
बन गया । कर्णफूली नदीपर स्थित इस जिलेका मुख्यालय 
चटगाँव नगर समुद्रके नजदीक है और आधुनिक सुविधाओंसे 
युक्त विशाल और संपन्न बंदरगाहके रूपमें विकसित 
हो रहा है। 

चरक-प्राचीन भारतका एक सुविख्यात चिकित्सक, जिसने 
चिकित्साशास्त्र और औषधिविज्ञानपर एक बहुत ही आधि- 
कारिक ग्रन्थ लिखा है, जिसका नाम उसके नामपर ही 
चरकसंहिता' प्रसिद्ध हो गया । ऐसा विश्वास किया जाता 
है कि चरक कुषाण राजा कनिष्कका समसामयिक था, जिसका 
संरक्षकत्व भी उसे प्राप्त था । इसलिए कुछ इतिहासकारों- 
का मत है कि चरक ईसा बाद दूसरी शताब्दीमें हुआ होगा, 
लेकिन डाक्टर पी० सी० रायने अपनी पुस्तक 'हिस्द्री aT 
हिन्दू केमिस्ट्री' (हिन्दू रसायनशास्त्रका इतिहास) में यह 
सिद्ध करनेका प्रयास किया है कि वह प्राक्‌-बौद्धकालमें 
हुआ a 

चचिल, सर विस्टन-ब्रिटेनका प्रधानमंत्री, जिसने दूसरे 
विश्वयुद्धमें विजय प्राप्त की । ag पत्रकार, साहित्यिक, 
इतिहासकार और मालंबरोंके ड्यूकका वंशज था | उसने 
अनेक महत्त्वपूर्ण पदोंपर काम किया और wae ब्रिटेनके 
सर्वाधिक संकटमय कालमें १० मई १६४० ई० को प्रधान- 
मंत्री बना। इस गुरुतर दायित्वकों उसने ७ जुलाई 
१६४५ तक aaa | इस अवधिमें उसने मिली-जुली 
सरकारके नेताके रूपमें दूसरे महायुद्धक संचालन किया 
और ब्रिटेतकों उसमें विजयी बनाया। afar कट्टर 
‘Sev था और उसे भारतके राष्ट्रीय आंदोलनसे कोई 
हमदर्दी नहीं थी। वह उम्र साम्राज्यवादी था और एक 
अवसरपर घोषणा की थी कि “आपको देर-सबेर गांधी 
तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका दमन करना पड़ेगा 1” 
वह गांधीजी तकके लिए 'भारतका नंगा फकीर' जैसे अ्रप- 
शब्दोंका प्रयोग करता था और एक अवसरपर बड़े ही 
दम्भपूर्ण स्वरमें कहा था कि “मैंने ब्रिटिश साम्राज्यका 
विघटन करनेके लिए प्रधानमंत्रीका पद स्वीकार नहीं किया 
है ।” किन्तु परिस्थितियोंके आगे उसकी कुछ नहीं चली । 
चरचिल के प्रधानमंत्री पदसे हटनेके बाद एक-दो वर्षो्में ही 
ब्रिटेनको भारतको आ्राजादी देनी पड़ी । अ्रवश्य ही भारतमें 
ब्रिटेनकी दमनमूलक नीतिकी विफलताका कटु आभास 
सर विस्टन चचिलको अ्रपनी मृत्युसे पूर्व हुआ होगा। 
चर्बोवाले कारतुस-इन्फील्ड रायफलमें, जो १८५६ ई० में 
ब्रिटिश भारतीय सेनामें चालू की गयी थी, इस्तेमाल 


किये जाते थे। कारतूसोंपर चर्बी लगी रहती थी और 
रायफलमें डालनेके पहले उन्हें site काटना पड़ता था | 
चूंकि अंग्रेजोंमें किसी भी पशुका मांस वर्जित नहीं है, अतः 
यह विश्वास किया गया कि इन कारतूसोंका प्रचलन 
हिन्दुओं और मुसलमानोंकों विधर्मी बनानेके लिए ही 
किया गया है। अ्रधिक।रियोंने पहले तो किसी प्रकारकी 
चर्बीके इस्तेमालको श्रस्वीकार किया, किन्तु बादमें जाँच 
करनेपर पता चला कि ऊलविच आयुध कारखानेमें जहाँ 
कारतूस बने थे पशुओंकी चर्बीका इस्तेमाल किया गया है । 
श्रतएव सरकारी खंडनसे स्थिति Are भी छलपूर्ण समझी गयी 
और ऐसी धारणा फैल गयी कि चर्बीवाले कारतूसोंका 
जान-बूझकर प्रचलन करके ईसाई सरकार हिन्दुओं और 
मुसलमानोंको धर्म भ्रष्ट कर रही है । कारतूसोंको बादमें 
वापस ले लिया गया, लेकिन यह कार्य काफी विलम्बसे 
हुआ और इसे सरकारकी कमजोरीका परिचायक माना 
गया | सरकारके वक्‍तव्योंपर विश्वास नहीं किया गया 
और चर्बीवाले कारतूसोंके प्रयोगसे सिपाहियोंमें व्याप्त 
waa और भड़क उठा। १८५७ fo के सिपाही- 
विद्रोहके अनेक कारणोंमें यह प्रमुख कारण था | 

चस्टन-मालवाके महाक्षत्रिय वंशका संस्थापक। उसका 
शासनकाल पहली शताब्दी ईसवीके उत्तरार्ध में था और 
राजधानी उज्जैन थी । उसने चाँदी और सोनेके बहुत-से 
fart चलाये, जिनमेंसे कुछ प्राप्त हुए हैं । 

चाँद बीबी-अहमदनगरके तीसरे शासक हुसैन fra 
शाहकी पुत्री, जिसका विवाह बीजापुरके पाँचवें सुल्तान 
अली आदिलशाह (१५५७-८० ई०)के साथ हुआ था I 
१५८० So¥ पतिकी मृत्यु हो जानेपर वह भ्रपने नाबालिग 
बेटे इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय (बीजापुरके छठे सुल्तान) 
की अ्रभिभाविका बन गयी। बीजापुरका प्रशासन 
मंत्रियों द्वारा चलाया जाता रहा । १५८४ Got चाँदबीबी 
बीजापुरसे अपनी जन्मभूमि अहमदनगर चली गयी और 
फिर कभी बीजापुर नहीं गयी। १५६३ ई०में मुगल 
बादशाह अ्कबरकी फौजोंने अ्रहमदनगर राज्यपर ATT 
किया । संकटकी इस घड़ीमें चाँददबीबीने अहमदनगरकी 
सेनाका नेतृत्व किया और ग्रकबरके पुत्र शाहज।दा मुरादकी 
फौजोंसे बहादुरीके साथ सफलतापूर्वक मोर्चा लिया। 
किन्तु सीमित साधनोंके कारण अंतमें चाँदबीबीको मुगलोंके 
हाथ Fee ATS कर उनसे संधि कर लेनी पड़ी । लेकिन 
इस संधिके बाद जल्दी ही लड़ाई फिर शुरू हो गयी। 
चाँदबीबीकी सुरक्षा-व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके 
जीवित रहते मुगल Fat अहमदनगरपर कब्जा नहीं कर 


(44 


चाइल्ड, सर जान-चार्टर ऐक्ट (कानून) 


१४७ 





सकी | किन्तु एक उग्र भीड़ने चाँदबीबीको मार डाला 
ओर इसके बाद अरहमदतगर किलेपर मुगलोंका कब्जा 
हो गया | 

चाइल्ड, सर जान-सूरतमें स्थित ईस्ट इंडिया कम्पनीकी 
व्यापारिक कोठीका अध्यक्ष । इंग्लैण्डसे मिले निर्देशोंके 
अनुसार उसने पश्चिमी तटपर औरंगजेबकी सत्ताको माननेसे 
इन्कार कर दिया fg मुगेलोंके आगे उसकी कुछ चल न 
पायी और पराजयका मुंह देखना पड़ा । मुगलोंने कम्पनीकी 
सूरत स्थित कोठीकों जब्त कर लिया। बादमें मुगल 
बादशाहने अपने राज्यसे अंग्रेजोंके निष्कासनका आदेश 
जारी कर दिया। अंततः अंग्रेजोंको झुकना पड़ा और 
उन्हें सूरत वापस आनेकी इजाजत फिर मिल गयी । 

चाइल्ड, सर जोसिया-ईस्ट इंडिया कम्पनीका चेयरमैन या 
गवर्नर | कम्पनीके अन्य डाइरेक्टरोंके विपरीत सर 
जोसिया चाइल्ड बहुत ही महत्त्वाकांक्षी था । उसने भारतमें 
अंग्रेजी राज्ययी स्थापनाको अपना लक्ष्य बनाया। 
१६८५ ई०में उसे राजा जेम्स द्वितीयको इस बातके लिए 
राजी करनेमें सफलता मिल गयी कि चटगाँवपर अधिकार 
और किलेबंदी करनेके लिए दस या बारह जहाजोंका बेड़ा 
भेजा जाय । लेकिन यह अ्रभियान बुरी तरह विफल हुआ 
प्रौर अंग्रेजोंकी १६८८ ई०में बंगालसे निष्कासित कर दिया 
गया । सर जोसियाका स्वप्न उसके जीवन कालमें साकार 
नहीं हो सका, किन्तु बादकी घटनाएँ इस बातकी साक्षी 
हैं कि उसने जो सपना देखा था, वह दिवा-स्वप्न नहीं था। 

चाणक्य-देखिये, कौटिल्य' | 

चामी राजेन्द्र, सर राजा-१८६८से १८५६६ ई० तक मैसूरका 
शासक । देशी रियासतोंके प्रशासनमें निरंकुशता समाप्त 
कर उदारवादी नीतियोंकों अपनानेवाला वह पहला 
नरेश था। 

चामुण्डराज-गंग वंश (दे ० ) के एक राजाका मंत्री, जो मैसू रपर 
शासन करता था । उसके ही AAMT श्रवण-बेलगोलामें 
एक पहाड़ीकी चोटीपर गोमटेश्वरकी ५६.५ फुट ऊँची 
विशालकाय मूर्तिका निर्माण कराया गया था। ae मूर्ति 
काले पत्थरकी चट्टानकों तराश कर बनायी गयी थी। 
अपनी भव्य विशालताके कारण यह प्रतिमा विश्वमें 
बेजोड़ मानी जाती है । 

चाय उद्योग-इसका जन्म १७वीं शताब्दीमें gar ईस्ट 
इंडिया कम्पनी द्वारा अठारहवीं शताब्दीमें चीनसे चाय 
लायी गयी थी। अ्रठारहवीं शताब्दीके meat जंगली 
चायके पौधोंको ara उगते हुए देखा गया था, THT 
उनके विषयमें ae था कि उनकी पत्तियाँ उपभोग्य हैं कि 


नहीं । १८३४ ई०में लार्ड विलियम बेंटिक चायके पौधोंके 
बीज और उनको wat कुशल श्रमिकोंको चीनसे ले 
आया और एक सरकारी चायका वगीचा स्थापित किया जो 
१८३६में असम टी कम्पनीके हाथ बेच दिया गया । इस 
कम्पनीने कुछ प्रयोगोंके उपरान्त भारतमें भारतीय मजदूरों 
द्वारा चायके पौधे उगानेमें सफलता प्राप्त कर ली। 
१८५० ई०के बाद चाय उद्योगका द्रुतगतिसे विस्तार 
होने लगा । अब चायके पौधोंका रोपण केवल Aras ही 
नहीं वरन्‌ काचार, दार्जिलिंग, नैनीताल तथा कांगड़ाकी 
घाटीमें व्यापकरूपसे होने लगा है। यह उद्योग आज 
भारतका विदेशी मुद्रा श्रजित करनेवाला सर्वोत्तम उद्योग है। 

चारुमती-मौर्य सम्राद्‌ अ्रशोक (लगभग ईसा पूर्व २७२- 
२३२)की पुत्री । उसने देवपाल क्षत्रियसे विवाह किया 
था लेकिन बादमें वह बौद्ध भिक्षुणी बन गयी ae 
ईसा पूर्व २५० या २४६ में पिताके साथ नेपालकी यात्रापर 
गयी और पिताके लौट आनेके बाद भी वहीं रह गयी । 
उसने वहाँ अपने दिवंगत पतिके नामपर देवपत्तन नामक 
नगरकी स्थापना की और खुद एक बिहारमें भिक्षुणीकी 
तरह रहने लगी। इस विहारका निर्माण चारुमतीने 
पशुपतिनाथ मन्दिरके उत्तरमें कराया | चारुमतीके नाम- 
पर यह विहार आज भी विद्यमान है । 

चार्टर ऐक्ट (कानून)-१७६३, १८१३, १८३३ और १८५३ 
fo में पास किये गये । ईस्ट इंडिया कम्पनीका आरंभ 
महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा वर्ष १६०० ई० के 
अंतिम दिन प्रदत्त चार्टरके फलस्वरूप हुआ | इस चार्टरमें 
कम्पनीको ईस्ट इंडीजमें व्यापार करनेका एकाधिकार 
दिया गया था। भारतमें घटनेवाली अनेक विलक्षण 
राजनीतिक घटनाओंके फलस्वरूप १७६३ ई० में कम्पनी- 
को व्यापार और वाणिज्य संबंधी अ्धिकारोंके साथ-साथ 
भारतके विशाल क्षेत्रपर प्रशासन करनेका दायित्व भी 
सौंपा गया। कम्पनीका पहला चार्टर १७६४ ई० में 
समाप्त होनेवाला था। कम्पनीकी गतिविधियोंके बारेमें 
जाँच-पड़ताल तथा कुछ विचार-विमर्श करनेके बाद 
१७६३ ई० में एक नया चार्टर कानून पास किया गया, 
जिसके द्वारा कम्पनीकी कार्य-अवधि और अधिकार २० 
वर्षोके लिए पुनः बढ़ा दिये गये । इसके बाद १८५८ Fo 
तक हर बीस वर्षोके उपरान्त एक नया चार्टर कानून पास 
करनेकी प्रथा-सी बन wit) १८५८ ई० में ईस्ट-इंडिया 
कम्पनीको समाप्त कर दिया गया और उसके अ्रधिकार तथा 
शासित क्षेत्रको महारानी विक्टोरियाने सीधे अपने हाथमें 
ले लिया । 


१७६३ ई० के चार्टर कानूनमें कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
नहीं किया गया था और कम्पनीकों भारतमें व्यापार- 
वाणिज्यपर एकाधिकार जमाये रखने तथा अपने हस्तगत 
क्षेत्रोंपर शासन करनेकी पूरी छूट दे दी गयी थी । १८१३ 
ई० के चार्टर कानूनने भारतके साथ व्यापार करनेके 
कम्पनीके एकाधिकारकों समाप्त कर दिया ate इंग्लैण्डके 
अन्य व्यापारियोंको भी आंशिक रूपमें भारतके साथ 
निजी व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक संबंध स्थापित 
करनेका अवसर दिया, किन्तु चीनसे होनेवाले कम्पनीके 
व्यापारिक एकाधिकारको समाप्त नहीं किया । इस चार्टर 
कानूनने कम्पनीके भारतीय क्षेत्रोंमें ईसाई पादरियोंको भी 
प्रवेश करनेकी भ्रनुमति दे दी तथा भारतीय प्रशासनमें 
एक धार्मिक विभाग और जोड़ दिया । इस चार्टर कानूनमें 
यह भी कहा गया कि भारतवासियोंके हितोंकी रक्षा करना 
और उन्हें खुशहाल बनाना इंग्लैण्डका कत्तंव्य है और 
इसके लिए ऐसे कदम उठाये जाने चाहिये जिनसे उनको 
उपयोगी ज्ञान उपलब्ध हो और उनका धार्मिक और नैतिक 
उत्थान हो । लेकिन यह घोषणापत्र केवल आदर्श अ्रभिलाषा 
बनकर रह गया और इसपर कोई कारंवाई नहीं की गयी। 

9533 fo के चार्टर कानूनने ईस्ट इंडिया कम्पनीकी 
व्यापारिक भूमिका समाप्त कर दी और उसे पूरी तरह 
भारतीय प्रशासनके लिए इंग्लैण्डके राजाके राजनीतिक 
अभिकरणके रूपमें परिणत कर दिया | गवर्नर-जनरलकी 
परिषदमें कानूनके वास्ते एक सदस्यको और शामिल कर दिया 
गया तथा कानून आयोगकी भी स्थापना की गयी, जिसके 
फलस्वरूप बादमें इंडियन पेनल कोड (भारतीय दण्ड 
संहिता) और इंडियन सिविल एण्ड क्रिमिनल प्रोसीजर 
कोड (भारतीय दीवानी एवं फौजदारी प्रक्रिया संहिता) 
लागू हुआ । इस प्रकार भारतके वर्तमान सरकारी कानूनों- 
का विकास १८३३ ई० के चार्टरसे शरू हुआ । गवर्नर- 
जनरल और उसकी परिषदको एक साथ बैठकर कानन 
बनानेका अधिकार भी दिया गया । इसमें इस सिद्धांतका 
प्रतिपादन भी किया गया कि सरकारी पदोंके लिए अ्रगर 
कोई भारतीय शैक्षणिक तथा अन्य योग्यतएँ रखता है तो 
उसे केवल धर्म या रंगभेदके आधार पर इस पदसे वंचित 
नहीं किया जायगा । यह घोषणापत्र भी काफी अरसे 
तक पवित्र भावनाकी अभिव्यक्ति मात्र रहा, लेकिन 
wat ag काफी महत्त्वपूर्ण सिद्ध gar 

चार्टर कानूनोंकी ee १८४५३ fo का चार्टर 
कानून चौथा और अन्तिम था। इसमें कम्पनीको सरकारी 
अभिकरणके रूपमें ara काम जारी रखनेका अधिकार 


चार्ल्स द्वितीय-चालुक्य वंश 


दिया गया और कानून आयोगके कामको पूरा करनेका 
प्रबन्ध किया गया। इसमें यह प्राविधान भी किया गया कि 
कानूनोंको बनानेके लिए गवर्नर-जनरलकी परिषद्में छः 
सदस्योंको और जोड़ा जाय । इस चार्टरने इंडियन सिविल 
स्विसमें प्रवेशके लिए खुली प्रतियोगिताकी प्रणाली 
शुरू की। इससे पहले इस सेवामें सिर्फ कम्पती-डाइरेक्टरोंके 
सिफारिशी लोगोंको ही प्रवेश पानेका विशेषाधिकार प्राप्त 
था। लेकिन अरब इस सेवाका द्वार मेधावी अंग्रेजों और 
भारतीयों, दोनोंके ही लिए खुल गया । 

चार्ल्स द्वितीय-१६६०-८५ ई० में इंग्लैंडका बादशाह, 
जिसे पुतंगालकी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेन्‍्जाके साथ 
शादी करनेपर पुतंगालीके राजासे बम्बई द्वीप दहेजके रूपमें 
मिला था। १६६८ ई० में चाल्सने यहाँ की जमीन ईस्ट 
इंडिया कम्पनीको १० पौण्डके सालाना किरायेके बदले 
पट्टेपर उठा दी। इसके बाद ही बम्बईकी प्रगति और 
समृद्धिका श्रीगणेश हुआ । १६८७ ई० में सूरतके स्थानपर 
बम्बई पश्चिमी तटपर अंग्रेजोंकी मुख्य बस्ती बन गयी । 
aed द्वितीण्ने भारतमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी तरक्कीके 
लिए विभिन्न रीतियोंसे और भी सहायता प्रदान की । 

चार्वाक-भारतीय दर्शनकी भौतिकवादी विचारधारा 
(लोकायत) का व्याख्याता । कट्टरपंथी हिन्दू दाशनिकोंसे 
waar विपरीत वेदोंको प्रमाण नहीं माना; शरीरसे परे 
अजर-अमर आत्मा होनेके सिद्धांका खण्डन किया; 
पुन्जेन्मके सिद्धान्तको माननेसे इनकार कर दिया और एक 
ऐसे दर्शनका प्रतिपादन किया जिसका मूलतत्व है कि 
जब तक fart, ara, fat ate मस्त रहो, क्योंकि 
एक बार शरीरके भस्म हो जानेपर आत्मा नामकी कोई 
चीज बाकी नहीं रह जाती है। (डी० आर० शास्त्री 
कृत ‘fe लोकायत स्कूल आफ फिलासफो' ) 

चालुक्य, कल्याणीके-देखिये, चालुक्य' | 

चालुक्य-चोल-वेंगिके चालुक्य वंशके अट्ठाईसवें नरेश राजेन्द्र 
ृतीयका वंशज, जिसने पूर्वी चालुक्य श्र चोल राज्योंको 
विरासतमें प्राप्त कर दोनोंको मिला दिया। राजेन्द्र 
तृतीयने कुलोत्तुंग चोलकी उपाधि ग्रहण की HIT १०७० से 
११२२ ई० तक शासन किया । चोल राज्यपर इस वंशका 
शासन १५२७ ई० TH रहा। कुलोत्तुंग चोल तृतीयकी 
मृत्युके बाद इस वंशका पतन हो गया और इसके राज्यको 
अलाउद्दीन खिलजीकी मुस्लिम tats रौंद डाला । 

चालुक्य-बंश-छठी शताब्दी Go के मध्य दक्षिणी भारतमें 
उत्कर्षको प्राप्त । इसके मूलके बारेमें ठीकसे कुछ पता 
नहीं । चालुक्य नरेशोंका दावा था कि वे चंद्रवंशी राजपूत हैं 





IGA 


चालुक्य वंश-चालुक्य बेंगिफे 


१४६ 





और कभी अयोध्यापर शासन करते थे। गुर्जरोंकी एक 
शाखा चापसके एक अभिलेखमें चालुक्यनरेश पुलकेशीके 
उल्लेखसे कुछ श्राधुनिक इतिहासकारोंने यह भ्र्थ निकाला है 
कि चालुक्य-जो सोलंकीके नामसे भी विख्यात FPA 
सम्बद्ध थे और राजपूतानासे दक्षिणमें आकर बसे थे। 
जो हो, इतना तो निश्चित. है कि चालुक्योंके नेता पुलकेशी 
प्रथमने ५५० Fo में एक राज्यकी स्थापना की जिसकी राज- 
धानी वातापी थी, जो आज बीजापुर जिलेमें 'बादासी के 
नामसे ज्ञात है। पुलकेशी प्रथमने अपनेको दिग्विजयी 
राजा घोषित करनेके लिए अश्वमेध यज्ञ भी किया था। 
उसके वंशने, जो वातापीके चालुक्योंके नामसे प्रसिद्ध है, 
तेरह ait व्यवधान (६४२-६५५ ई०)को छोड़कर 
५५० से लेकर ७५७ ई० तक शासन किया । इस वंशके 
नरेशोंके नाम हैं--पुलकेशी प्रथम (५५०-६६ ई०), 
कीतिवर्मा प्रथम (लगभग ५६६-६७ fo), मंगलेश 
(लगभग ५६७-६० ५), पुलकेशी द्वितीय (लगभग ६०६- 
४२), व्यवधान (लगभग ६४२-५५), विक्रमादित्य 
प्रथम (६४५५-८०), विनयादित्य (६८०-६६), विजया- 
दित्य (६६६-७३३), विक्रमादित्य द्वितीय (७३३- 
* ७४६) और कीतिवर्मा द्वितीय (७४६-५७)। शुरूके इन 
नौ चालुक्य नरेशोंमें चौथा पुलकेशी द्वितीय सबसे अधिक 
प्रख्यात है। उसने ३४ वर्ष (६० ८-४२) तक शासन किया । 
उसका राज्य-विस्तार उत्तरमें नर्मदासे लेकर दक्षिणमें 
कावेरी तक हो गया। किन्तु ६४२ ई० में वह पल्‍लव 
नरेश नरसिंहवर्मा द्वारा पराजित हुआ और शायद मारा 
भी गया। इसके बाद अगले तेरह सालों तक चालुक्य 
वंश पराभवको प्राप्त रहा । ६५४५ ई० में पुलकेशीके पुत्र 
विक्रमादित्य प्रथमने चालुक्य-शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की । 
पल्‍लवोंके साथ चालुक्योंका संघर्ष जारी रहा और ७४० Fo 
में चालुक्यनरेश विक्रमादित्य द्वितीयने पल्‍लवोंकी राजधानी 
कांचीपर अधिकार कर लिया। लेकिन उसके पुत्र और 
उत्तराधिकारी कीतिवर्मा द्वितीयको राष्ट्रकूटोंके नेता 
दंतिदुर्गने ७५३ ई० में सिहासन-च्युत कर fear | चालुकयों- 
की शक्तिपर यह दूसरा ग्रहण था। दो शताब्दियों बाद 
चालुक्‍्यवंश पुनः उत्कषको प्राप्त हुआ जब तैल या तैलपने, 
जो अपनेको वातापीके सातवें चालुक्य नरेश विजयादित्यका 
बंशज कहता था, ६७३ ई० में राष्ट्रकूट नरेश द्वितीयको 
परास्त कर दिया और कल्याणीको अपनी राजधानी बनाकर 
नये चालुक्य वंशकी स्थापना की। यह नया वंश ६७३ से 
१२०० ई० तक सत्तासीन रहा और इसमें १२ राजा हुए । 
इनके नाम हैं--तैल या Gat (६७३-६७), सत्याश्रय 


(६६७-१००८), विक्रमादित्य पंचम (१००८-१४), 
अ्रय्यन द्वितीय (१०१५), जयसिह (१०१५-४२), 
सोमेश्वर प्रथम (१०४२-६८), सोमेश्वर facta 
(१०६८-१०७६), विक्रमादित्य षष्ठ (१०७६-११२७), 
सोमेश्वर तृतीय (११२७-३८), जगदेवमल्ल (११३८० 
५१), dere तृतीय (११५१-५६) Bie सोमेश्वर चतुर्थ 
(११८४-१२०० ) | कल्याणीके इस चालुक्य राज्यका 
एक लम्बे अर्से तक तंजोरके चोलवंशी शासकोसे संघर्ष 
चलता TET | MATAR चोल नरेश राजराजने परास्त 
किया और चालुक्‍्य राज्यको रौंद डाला । लेकिन सोमेश्वर 
प्रथमने इस अपमानका बदला न केवल चोल नरेश राजाधि- 
राजको कोप्पमके युद्धमें करारी हार देकर ले लिया वरन्‌ 
इस युद्धमें उसने राजाधिराजका वध कर दिया । सातवें 
नरेश विक्रमादित्य षष्ठने, जो विक्रमांकके नामसे भी 
विख्यात हैं, कांचीपर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध 
कवि विल्हणको संरक्षकत्व प्रदान किया facet 
विक्रमादित्यके जीवनपर 2विक्रमांक-चरित' नामके सु- 
विख्यात ग्रंथ लिखा है। विक्रमादित्य षष्ठकी मृत्युके बादसे 
कल्याणीके चालुक्योंकी शक्तिका हास शुरू हो गया। 
ग्यारहवें राजा तैलप तृतीयके शासनकालमें AAT राज्यका 
अधिकांश भाग उसके प्रधात सेनापति बिज्जल कलचूरिने 
हड़प लिया । चालुक्‍्य राज्य शनैः-शनैः इतना कमजोर हो 
गया कि २१वीं शतीमें बारहवें राजा सोमेश्वर चतुर्थका 
शासन समाप्त होने तक उसके राज्यका पश्चिमी भाग तो 
देवगिरिके यादवोंने छीन लिया और दक्षिणी भाग द्वार- 
समुद्रके होयसलोंके नियंत्रणमें श्रा गया। दातापी और 
कल्याणीके चालुक्य नरेशोंने स्वयं कट्टर हिन्दू होनेपर भी 
बौद्ध और जैन ada प्रश्रय दिया | इनके शासनकालमें 
यज्ञ-प्रधान हिन्दू धर्मपर विशेष बल दिया गया | चालुक्य 
राजाओंने हिन्दू देवताओंके भ्रनेक मंदिरोंका निर्माण कराया । 
याज्ञवल्क्यस्मृतिकी “मिताक्षरा' व्याख्याके लेखक प्रसिद्ध 
विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर चालुक्योंकी राजधानी कल्याणीमें 
ही रहते थे । बंगालको छोड़कर शेष भारतमें 'मिताक्षरा'की 
हिन्दू कानूनका सबसे आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है | 
(Ato ए० स्मिथ कृत 'अलों हिस्द्री आफ इंडिया ) 
चालुक्य, वेंगिके-वातापीके चालुक्योंकी एक शाखा । इसे 
पूर्वी चालुक्य वंश भी कहते हैं। इस वंशक। संस्थापक 
पुलकेशी द्वितीय (दे०)का भाई कुब्ज विष्णुवर्धन था। 
इसे पुलकेशी द्वितीयने कृष्ण और गोदावरी नदियोंके 
बीचमें स्थित aft राज्यके सिंहासनपर अपने सामंतके 
रूपमें ares frat था । इसने पिष्टपुरको, जो आजकल 


} ty } 
१५० 


चालुक्य वातापीके-चित्तौड़ 





पीठापुरम्‌ कहलाता है, अपनी राजधानी बनाया । ६१५६० 
के लगभग विष्णुवर्धनने अपनेको स्वतंत्र नरेश घोषित 
कर दिया और इस प्रकार वेंगिके चालुक्यों या पूर्वी चालुक्यों- 
के नये बंशकी स्थापना की । इस वंशमें २७ शासक हुए | 
इनके नाम हैं--जयसिंह प्रथम, इन्द्र, विष्णुवर्धन द्वितीय, 
wit, safes fetta कोक्किली, विष्णुवर्धन तृतीय, 
विजयादित्य प्रथम, विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य द्वितीय, 
विष्णुवर्धन पंचम, विजयादित्य तृतीय, भीम प्रथम, विजया- 
दित्य चतुर्थ, विष्णुवर्धन षष्ठ, विजयादित्य पंचम, तारप 
या ताल प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, भीम ह्वितीय, 
युद्धमल्‍्ल, भीम तृतीय, वादप, arate, शक्तिवर्मा, विमला- 
दित्य, राजराज और राजेन्द्र | इस वंशके उपान्तिम 
नरेश राजराजने राजेन्द्र चोल प्रथमकी पुत्रीसे विवाह 
किया और उसके पुत्र राजेद्धने, जिसने चोल नरेश राजेद्ध 
चतुर्थकी पुत्रीसे विवाह किया, विरासतमें प्राप्त वेंगि और 
ata राज्योंको एकमें मिला दिया। इस प्रकार वेंगिके 
चालुक्यों या पूर्वी चालुक्योंके वंशका चालुक्य-चोलके वंशमें 
विलय हो गया | 

चालुक्य, वातापीके-देखिये 'चालुक्य'। 

चित्तरंजन दास (१८७०-१६२५)-कलकत्ता उच्च न्‍्याया- 
aan विख्यात वकील, जिन्होंने अलीपुर बम केसमें 
अरविंद घोष (दे०)की पैरवी की थी। उन्होंने अपनी 
चलती हुई वकालतकों छोड़कर गांधीजी के असहयोग 
आंदोलनमें भाग लिया और पूर्णतया राजनीतिमें aT गये । 
उन्होंने विलासी जीवन व्यतीत करना छोड़ दिया और 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके सिद्धांतोंका प्रचार करते हुए 
सारे देशका भ्रमण किया । उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति 
और विशाल प्रासाद राष्ट्रीय हितमें समर्पण कर दिया। 
वे कलकत्ताके नगरप्रमुख निर्वाचित हुए। उनके साथ श्री 
सुभाषचंद्र बोस (दे०) कलकत्ता त्रिगमके मुख्य कार्याधि- 
कारी नियुक्त हुए । इस प्रकार श्री दासने कलकत्ता निगम- 
को यूरोपीय नियंत्रणसे मुक्त किया और निगमके साधनोंको 
कलकत्ताके भारतीय नागरिकोंके हितके लिए प्रयुक्त किया । 
उन्होंने मुसलमानोंसे समझौता करके और उन्हें नौकरियोंमें 
अधिक जगहें देकर हिन्दू-मुस्लिम मतभेदोंको दूर करनेका 
प्रयास किया। श्री दास सन्‌ १६२२ ई० में भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष हुए, लेकिन उन्होंने भारतीय 
शासन-विधानके अन्तर्गत संवर््धित धारासभाओंसे अलग 
रहना उचित नहीं समझा । इसीलिए उन्होंने मोतीलाल 
नेहरू (दे०) और एन० सी० केलकरके सहयोगसे 'स्वराज्य 
पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि धारासभाओंमें 


प्रवेश किया जाय और आयरलैण्डके देशभक्त श्री पर्नेलकी 
कार्यनीति अ्पनाते हुए १६१६ ई० के भारतीय शासन- 
विधानमें सुधार करने अथवा उसे नष्ट करनेका प्रयत्न 
किया जाय । यह एक प्रकारसे सहयोगकी नीति थी। 
स्वराज्य पार्टनि शीघ्र ही घारासभाओोंमें बहुत-सी सीटोंपर 
कब्जा कर लिया | बंगाल और बम्बईकी धारासभाओ्रोंमें तो 
यह इतनी शक्तिशाली हो गयी कि वहां ga शासन प्रणाली- 
के अंतर्गत मंत्रिमंडल तकका बनना कठिन हो गया। श्री 
दासके नेतृत्वमें स्वराज्य पार्टीनि देशमें इतना अधिक 
प्रभाव बढ़ा लिया कि तत्कालीन भारतमंत्री लार्ड बर्केनहिडके 
लिए भारतमें सांविधानिक सुधारोंके लिए श्री दाससे कोई न 
कोई समझौता करना जरूरी हो गया । लेकिन दुर्भाग्यसे 
अधिक परिश्रम करने और जेलजीवनकी कठिन।इयोंको 
न सह सकनेके कारण श्री दास बीमार पड़ गये और १६ जून 
१६२४ ई० को उनका देहान्त हो गया। उनकी मृत्युके 
फलस्वरूप ब्रिटिश सरकारसे वार्ताकी बात समःप्त हो गयी 
और इस प्रकार भारतीय स्वाधीनताकी समस्याके शांतिमय 
समाधानका अवसर नष्ट हो गया | श्री दासके निधनका 
शोक संपूर्ण देशमें मनाया गय।। सारे देशवासी उन्हें प्यारसे 
दिशबंधु' कहते थे। उनके मरनेपर विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरने उनके प्रति असीम शोक और श्रद्धा प्रकट करते 
हुए लिखा: - _ 
एनेछिले साथे करे मृत्युहीन प्रान। 
मरने ताहाय Fat करे गेले दान ॥ 

चित्तू-पेंढारियों (दे०) का सबसे साहसी नेता, जो अनेक 
लूटपाटोंमें अग्रसर रहा। पेंढारियोंके खिलाफ ब्रिटिश 
अभियानके दौरान उसका जगह-जगह पीछा किया गया। 
वह भागकर असीरणढ़के निकट जंगलोंमें जा छिपा, लेकिन 
वहाँ एक बाघने उसे खा डाला । 

चित्तौड़-मेवाड़के राणाओ्रोंकी राजधानी । यह राजपूतानाका 
सबसे मजबूत गढ़ था । इसकी किलेबंदीपर मेवाड़को 
wa था और इसीके कारण सदियों तक मुस्लिम आक्रमण- 
कारी इसपर कब्जा न कर सके। फिर भी १३०३ ई० में 
अलाउद्दीत खिलजीके आक्रमणके फलस्वरूप इसका पतन 
हो गया। लेकिन १३११ ई० में राजपूतोंने इसपर पुनः 
अधिकार कर लिया | १५३४ ई० में गुजरातके सुलतान 
बहादुरशाहने इसपर तूफानी हमला किया, किन्तु राणा- 
ने शीघ्र ही सुल्तानके कब्जेसे इसे छुड़ा लिया । इसके बाद 
१५६७ ई० में अकंबरने चित्तौड़का प्रसिद्ध घेरा डाला। 
किलेके सेनापति जयमल और पत्ता (+त्ता) के कुशल 
नेतृत्वने चार महीने तक मुगल सेनाओंका मुकाबला किया 


1S] 
चित्राल-चीन 


१५१ 





किन्तु अंतमें अकबर चित्तौड़के gine विजय प्राप्त करनेमें 
सफल हो गया । जब-जब चित्तौड़का पतन हुआ, महलकी 
सभी रानियाँ, दासियों सहित भ्रपनी लाज बचानेके लिए 
दुर्गके भीतर चिता जलाकर सती हो गयीं। चित्तौड़पर 
विजय श्राप्त करनेके बाद अकबर उस दुर्गके फाटक और 
विशाल नगाड़ेको जो मीलों दूर तक राजाके श्रागमन और 
प्रस्थानकी सूचना देते थे तथा देवीके मंदिरकों प्रकाशित 
करनेवाले विशाल दीपदानको अपने साथ ATT ले गया । 
इस प्रकार चित्तौड़नो वीरान बना दिया गया। उसके 
प्राची रको बादमें राणा जगतसिहने फिर बनवाया लेकिन 
शाहजहाँके MAMI १६५४ Low वह फिर ढह। दिया गया। 
फलस्वरूप अठारहवीं शताब्दी तक चित्तौड़ बाघ आदि 
जंगली orale केलिस्थल बना रहा। उचन्नीसवीं 
शताब्दीके अंतमें aif रूपसे इसका Galera कराया 
गया | पर्वेतमालाकी उपत्यकामें wa यहाँ छोटा-सा नगर 
और उसका रेलवे स्टेशन है। यहाँका प्राचीन किला पहाड़ीपर 
अचल खड़ा हुआ राजपूतोंकी wheat सुनाता हुआ 
हजारों दर्शकोंको अपनी ओर आक्ृष्ट करता है । 

चित्राल-अफगानिस्तान और भारतके बीच पर्वतमालाके 
अंतरालमें स्थित एक घाटी, जो Swe रेखा (दे०)को 
अफगानिस्तान और भारतके ब्रिटिश साम्राज्यके बीच 
सीमा स्वीकार कर लिये जानेके बाद १८५६३ ई० में भारतके 
ब्रिटिश शासनके अंतर्गत आ गयी। लेकिन जब ब्रिटिश 
सरकार चित्राल घाटीपर अधिकार जमाने चली तो यहाँके 
कबायलियोंने प्रतिरोध किया । ब्रिटिश सरकारको उन्हें 
अधीन करनेके लिए १५६५ fot सेना भेजनी पड़ी । 
अब यह पाक-अधिकृत गुलाम कश्मी रके क्षेत्रमें हो गयी है । 

चिन किलिच खाँ-देखिये, 'प्रासफजाह' | 

चिनसुराकी डच बस्ती-१६५३ fo में डच ईस्ट इंडिया कम्पनी 
द्वारा स्थापित | यह अच्छा व्यापारिक केन्द्र था, जहाँसे 
sa लोग कच्चा रेशम, सूती कपड़े और शोराका निर्यात 
किया करते थे। चिनसुरा स्थित डच लोग पलासीके 
युद्धके बाद बंगालमें अंग्रेजोंकी सफलताओंसे बहुत ईर्ष्या 
करने लगे थे। उन्होंने अंग्रेजोंके खिल।फ बंगालके नवाब 
मीर जाफरसे एक संधि की, किन्तु राबर्ट क्लाइवकी चौकसी 
और Tama यह योजन। बेकार हो गयी । इससे पहले कि 
डच नयी फौजें ला सकें, क्लाइवने उन लोगोंपर झ्राक्रमण 
कर नवम्बर १७६६० में उन्हें बिदर्राके युद्ध (दे०) में 
परास्त कर दिया। क्लाइवने salar शांतिसंधिके लिए 
मजबूर किया, जिसके अंतर्गत चितसुराका उपयोग सिर्फ 
व्यापार-केन्द्रके रूपमें किया जा सकता'था। डचोंने इस 


स्थानको १८२५ Fo तक अपने अधीन रखा, इसके बाद 
सुमात्ना स्थित कुछ स्थानोंके बदले ब्रिटिश सरकारके हवाले 
कर दिया । 

चिलियांवालाकी लड़ाई-दूसरे faa-qat दौरान (दे०) 
१३ जनवरी १८४६ ई० को लार्ड गफके नेतृत्वमें भारतीय- 
ब्रिटिश फौज और सिखोंके बीच हुई। सिखोंने बड़ा 
भयंकर युद्ध किया और अंग्रेजी फौजका बड़ी बहादुरीके 
साथ डटकर मुकाबला किया । इस युद्धमें अंग्रेजोंको जान- 
मालका भारी नुकसान उठाना पड़ा । उनके २३५७ सैनिक 
और ८६ अफसर हताहत हुए । सिखोंने तीन रेजीमेण्टोंके 
ध्वजों और चार तोपोंपर कब्जा कर लिया । यह वास्तवमें 
ब्रिटिश फौजकी हार थी, लेकिन सिख रातमें युद्धस्थल 
छोड़कर तीन मील दूर चले गये, इसलिए अंग्रेजोंने दावा 
किया कि यह लड़ाई बराबरीपर छूटी । 

चीन-भारतका संबंध इसके साथ बहुत sits है, यद्यपि 
उसमें बहुधा व्यवधान पड़ता रहा है । कौटिल्यके अर्थशास्त्र 
(दे० ) में चीनी रेशम (कौषेय वस्त्रों) का उल्लेख हुआ है 
जिससे पता चलता है कि चीनके साथ प्रारम्भमें व्यापारिक 
संबंध थे । अ्रशोकके धर्मप्रचा रकोंके चीन जानेका उल्लेख 
कहीं नहीं मिलता है। पहली ई० के tah HITT शासक 
कडफिस द्वितीय (ईसवी ७८५-११०) और चीनी सम्राट 
हो-ती (ईसवी ८६-१०५) की फौजोंमें संघर्ष हुआ। 
इस संघर्षमें कडफिसकी पराजय हुई। कडफिसके 
उत्तराधिकारी और प्रसिद्ध कुषाणशासक कनिष्क (१२०- 
१६२ ई०)ने इस हारका बदला लिया और चीनियोंको 
पराजित कर भारतीय सीमापारके उस क्षेत्रपर पुनः अधिकार 
कर लिया जिसे चीनी सम्राट्ने कडफिस द्वितीयसे छीन 
लिया था । लेकिन इसके पहले ही भारत और चीनके बीच 
अधिक ' शांतिपूर्ण और प्रभावकारी संबंधोंका बीज-वपन 
शुरू हो गया था। Sar Ta सन्‌ ५२ में बाख्त्री राजदरबार- 
स्थित, चीनी सम्राट्‌ आईके एक राजदूतने बौद्धधर्म स्वीकार 
किया था | कुछ वर्षों बाद ६७ ई० में दो भारतीय भिक्षु, 
कश्यप मातंग और धर्मरक्ष चीनी सम्राद्‌ मिग-ती' (५८- 
७५ ई०)के दरबारमें पहुँचे थे। मिंग-ती इन बौद्ध 
भिक्षुओंके उपदेशोंसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने इनके 
आवास और उपासनाके लिए अपनी राजधानीमें नये मंदिर- 
का निर्माण कराया । यह मंदिर 'श्वेताश्व' मंदिर कहलाता 
था। कश्यप और धर्मरक्षने बौद्ध ग्रंथोंका अनुवाद चीनी 
भाषामें आरम्भ किया और बहुत लोगोंको बौद्ध धर्मकी 
दीक्षा दी । इस प्रकार चीनमें भारतके बौद्ध धर्मके प्रसार 
एवं प्रचारकी प्रक्रिया शुरू हो गयी। भ्रनेक भारतीय 


15७९ 
१५२ 


चोन 





वौद्ध-भिक्ष पश्चिमोत्तरी स्थल ant एवं पूर्वोत्तरी जलमार्गसे 
होकर चीन पहुँचे और उन्होंने धर्म-प्रचारके कार्यमें महान्‌ 
सफलता प्राप्त की । 

चौथी शताब्दीमें चीनी ware, वू-तीने बौद्ध धर्मको 
अपनाया | इसके बाद यदा-क॒दा लगनेवाले आधघातोंकों 
छोड़कर बौद्ध धर्म समग्र चीनमें फैलता गया और उसे 
कन्फ्यूशियसवाद और ताझ्रोबादकी तरह ही चीनी धर्मके 
रूपमें मान्यता मिल गयी । वस्तुतः चीनमें वौद्धोंकी संख्या 
शीघ्र ही wen मतावलम्बियोंसे अधिक हो गयी । लगभग 
एक हजार साल तक चीन और भारतके बीच बराबर- 
आना-जाना लगा रहा । भारतीय बौद्ध भिक्षु चीन जाते, 
वहाँ बसते और सैकड़ों पवित्र बौद्ध ग्रंथोंका अनुवाद चीनी 
भाषामें करते। चीनी बौद्ध भिक्षु भी भारतकी तीर्थयात्राश्रों- 
पर आते, क्योंकि यह वह देश है, जहाँ बौद्ध धर्मके संस्थापक 
भगवान्‌ गौतम बुद्धने जन्म लिया था| यहाँ वे यात्री बौद्ध 
THAT अध्ययन करते और ATLA अनेक ग्रंथोंका संग्रह कर 
चीन ले जाते। चीनकी यात्रापर जानेवाले भारतीय 
बौद्ध भिक्षुओंमें कुमारजीव, बोधिधरम, गुणवर्मा और 
अमोघबज्ञके नाम अधिक प्रसिद्ध हैं । चीनी तीर्थयात्रियोंमें 
फाह्मान और Baars नाम उल्लेखनीय हैं। BANA 
Sarat चौथी शताब्दीमें और ह्वेनसांग सातवीं शताब्दीके 
आरम्भमें भारत आया था। ये चीनी यात्री अपने साथ 
न केवल बौद्ध धर्म और दर्शनसे संबंधित वरन्‌ भारतीय 
ज्ञानकी अन्य अनेक शाखाओंसे संबंधित हजारों deat 
aa चीन ले गये, जहाँ इनका अ्रनुवाद और अध्ययन किया 
गया 1 

बौद्ध aver महायान संप्रदाय (Zo) चीनियोंके बीच 
विशेषरूप से लोकप्रिय हुआ । चीनियोंने इसे नये विचार- 
तत्त्व प्रदान किये । उन्होंने गौतम बुद्धेके इस उपदेशकी 
उपेक्षा की कि निर्वाण प्राप्त करनेके लिए मनुष्यको तृष्णापर 
विजय प्राप्त करनी चाहिये। इसके स्थानपर उन्होंने 
बोधिसत्त्वों, विशेषरूपसे भ्रमिताभकी बुद्ध उपासनाका 
विकास किया और यह मत प्रतिपादित किया कि भगवान 
बुद्ध द्वारा बताये गये ei aie चलनेके अतिरिक्त 
अमिताभके नामचिन्तन मात़से (निर्वाण नहीं, जिसकी वे 
परवाह नहीं करते थे) अगले जीवनमें श्रमिताभ बुद्धन्षोककी 
प्राप्ति होगी । इस प्रकार बौद्ध धर्मके विकासमें चीनका 
भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। पहली ईसवीसे शुरू 
होकर एक हजार वर्ष तक भारतके साथ चीनके धार्मिक 
और सांस्कृतिक संबंधोंका चीनी चित्रकला, मूतिकला और 
वास्तुकलापर भी गहरा प्रभाव पड़ा | तुन हुआंग, यान- 


कांग और लांग-मेनमें चट्टानोकी काटकर बनायी गयी 
गुफाओं, गौतम बुद्धकी ६०-७० फुट ऊँची विंशाल 
प्रतिमाओं, शुंगकालमें बनी गुफाओं और कई मंजिले 
मंदिरोंके चीनमें उपलब्ध fafafaa इसके ज्वलंत उदा- 
हरण हैं। भारतीय संगीत कला, ज्योतिष शास्त्र, गणित 
और आयुर्वेदशास्त्रका भी चीसमें अध्ययन हुआ और इसका 
चीनी संस्कृतिपर व्यापक प्रभाव पड़ा । 

भारतीय-भूभागमें मुसलमानी शासन स्थापित हो 
जानेके वाद भारत और चीनकु। संबंध कई शताब्दियों 
तक वस्तुतः विच्छिन्न-सा रहा । लेकिन ईस्ट इंडिया 
कम्पनीके शासनकालसे भारत-चीन संबंध फिर स्थापित 
हो गया । किन्तु इस कालमें यह संबंध मुख्यहूपसे ब्रिटेनके 
व्यापारिक और साम्राज्यवादी हितों द्वारा नियन्त्रित 
होता था। वास्तविक weft at भारत-चीन संबंध 
१६४७ fot भारतके नये गणराज्यकी स्थापनाके बाद 
कायम हुए। शुरूमें यह संबंध अत्यंत सौहद्रेपू्ण ET | 
दोनों देशोंने एक दूसरेके देशमें अ्रपने-अपने राजदुतावास 
स्थापित किये, सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाया, दोनोंके प्रधान- 
मंत्रियोंने एक दूसरेके यहाँ मैत्रीपूर्ण यात्राएँ कीं, पंचशीलके 
आधारपर चीनके प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई और भारतके 
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूके बीच एक समझौतेपर , 
हस्ताक्षर हुए । भारतने संयुक्त राष्ट्र संघमें प्रवेशके लिए 
चीनी दावेका बराबर समर्थन किया, जबकि पश्चिमी 
देश उसको प्रवेशसे रोके हुए थे। लेकिन चीनने मित्रता 
और सहानुभूतिकी परवाह न कर १६६२ ई०में भारतपर 
अचानक हमला कर दिया । उसने aera और पूर्वोत्तर 
सीमाके काफी बड़े भागपर अपन। दावा किया । चीनके 
रुखमें सहसा इस परिवतंनसे भारत आश्चर्यमें पड़ गया । 
हमारी फौजें चीनी हमलेके निरोधके लिए बिलकुल तैयार 
नहीं थीं, इसलिए बहादुरीसे लड़नेके बावजूद उन्हें नेफामें 
हार खानी पड़ी। चीनी फौजें इस क्षेत्रमें बढ़ते-बढ़ते 
आसामके मध्य तक पहुँच गयीं। लेकिन इसके बाद ही 
उन्होंने अपनी विजययात्रा श्रचानक रोक दी और दोनों 
देशोंके बीच युद्ध-विराम लागू हो गया । इसके बादसे भारत 
और चीनका संबंध बहुत खराब हो गया । १६६५ ई०के 
भारत-पाकिस्तान युद्ध में चीनने पाकिस्तानके साथ गठ- 
बंधन किया और भारतपर आक्रमण करनेका झूठा TTT 
लगाया | इस gen aaa चीनने भारतको अल्टीमेटम 
भी दिया था, लेकिन बादको वापस ले लिया i 
तबसे भारत और चीनके बीच Feat बराबर बनी 
हुई है 4 


1S 3 
चीनी यात्री-चेतसिह - 


१५३ 








चीनी यात्री-बौद्ध धर्मके अनुय|बी थे और इस धर्मके ahaa 
उद्गमस्थल भारतमें बौद्ध अ्रवशेषों और धर्मग्रंथोंकी खोज 
तथा बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्योंसि संबंधित पवित्र 
स्थानोंपर श्रद्धा-सुमन चढ़ानेके लिए wet थे। ये यात्री 
अपने साथ अनेक बौद्ध ग्रंथ और अवशेष चीन ले गये । 
भारत ग्ानेवाले चीनी a fast फाह्यान सबसे पहला था । 
वह चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७५-४१३ fo) के शासनकालमें 
आया और ४०१ से ४१० ई० तक रहा । इस समयसे 
७०० fo तक बहुतसे चीनी तीर्थयात्री यहाँ ws रहे । 
इन यात्रियोंने अपने बात्ना-वृत्तांत लिखे हैं, जिनमें तत्कालीन 
भारतीय इतिहासके संबंधमें बहुमूल्य सामग्री मिलती है 1 
इन सभी यात्रियोंने तक्षशिल।, tear, wien और विक्रम- 
शिलाके विश्वविद्यालयोंमें पठन-पठन किया। बादके 
चीनी तीथयात्रियोंमें इत्सिग (दे०) और द्वेनसांग 
(दे०) सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं । 

चूटिया आदिवासी-उत्तरी arama कवायली लोग, जो 
इस समय मुख्यरूपसे लखीमपुर और शिवसा।गरसे संलग्न 
क्षेत्रमें पाये जाते हैं। इनकी भाषा बोडो है । आरंभकालमें 
चूटिया कबायलियोंमें शान जातिके carat पर्याप्त समावेश 
हुआ । इसके बाद इन्होंने श्रहोमोंसे वैव/हिक संबंध स्थापित 
किये और फिर उसी जातिमें विलीन हो गये । तेरहवींसे 
लेकर सोलह॒वीं शताब्दी तक अहोमोंके साथ इनका संघर्ष 
होता रहा लेकिन अन्‍्तमें wera gare विजय पा ली 
और इसके बाद दोनों कबीलोंका परस्पर विलय हो गया । 
इनका मुख्यालय सदियामें था। इतके अपने पुरोहित थे, 
जिन्हें 'देवरी' कहा जाता था। इनकी सहायतासे ही वे 
काली देवीके विभिन्न रूपोंकी उपासना किया करते थे । 
सदिया स्थित तांबेके मन्दिरमें ये लोग कालीको प्रसन्न करनेके 
लिए मानवकी बलि चढ़ाते थे। (ae कृत 'हिस्द्री आफ 
असम', पृष्ठ ४१-४२) 

चूटी खान-बंगालके शासक हुसेनशाह (१४६३-१५१८ ई० ) 
के सेनापति परागलखाँका पुत्र ag चट्गाँवका सूबेदार 
था । हुसेनशाहकी तरह वह स्वयं भी बंगाली साहित्यका 
संरक्षक था । उसीकी संरक्षकतामें श्रीकर नंदीने महाभारत- 
के अश्वमेध पर्वका बंगलामें अनुवाद किया था । 

चूदू बंश-सातवाहनोंकी ही एक शाखा। इस वंशने २२५ FoF 
लगभग सातवाहन साम्राज्यके एक भागपर शासन किया था, 
जिसकी राजधानी उत्तरी तुंगभद्रापर बनवासीमें थी। 
यह शासन तीसरी शतब्दीके अंत तक चला । अभिलेखोंमें 
इस वंशके दो राजाओं, विष्णुकड और उसके दौहित् स्कंद- 
नागका उल्लेख मिलता है । चूदू awh बाद कदम्ब (Fo) 


वंशका शासन स्थापित हुआ । (पो० एच० Yo आई०, 
पृष्ठ ४०३-५०४) 

बूड़ामणि जाट-मथुर। जिलेके जाठों और किस/नोंका नेता । 
इसने सुदृढ़ सैनिक शक्तिके रूपमें ग्रामीणोंका संगठत किया 
और Tae औरंगजेबकी मृत्युके बाद मुगजोंसे मोर्चा लिया । 
१७२१ SoH मुगल TANS मुहम्मदशाहने राजा सवाई 
जयधथिहको जादोंके दमनके लिए भेजा। जयसिहने 
चूड़ामणिके भतीजे बदनसिंहको weet ओर मिल। लिया और 
चूड़ामणिको पर।जित we उसका गढ़ छीन लिया । फलतः 
चूड़ामणिने आत्महत्या कर ati जयसिहने बदनर्सिह 
(दे०)को राजा मान लिया। बदनसिंहने were और 
मथुरा जिलोंके कुछ भागोंकों लेकर भरतपुर राज्यकी 
स्थापना की । 

चेटफील्ड कमेटी-लार्ड लिनलिथगों (१६३६-४१) के 
प्रशासन कालमें भारतीय aaa आधुनिकीकरणपर रिपोर्ट 
देनेके लिए नियुक्त | लार्ड चैटफील्ड इस कमेटीके अध्यक्ष 
थे। कमेटीने अपनी रिपोर्ट १६३६ ई०में पेश की । इस 
रिपोर्टके अ्रनुसार ब्रिटेनकी सरकारने सेनमें आवश्यक 
सुधारके लिए काफी बड़ी धनराशि प्रदान की । रिपोर्टमें 
भारत-स्थित ब्रिटिश सैनिकोंकी संख्यामें २५ प्रतिशत 
कमी करने और भारतीय सेनाको सीमा सुरक्षा, आंतरिक 
सुरक्षा, समुद्रतटीय सुरक्षा और सामान्य आ्ारक्षित--चार 
ails fart fanaa करनेकी सिफारिश की गयी थी। 
इसके अलावा स्थल सेनाके लिए हलके टैंकों, बख्तरबंद 
गाड़ियों और मोटर परिवहनका प्रबंध करने, स्थल सेना 
और समुद्री सीमाकी रक्षा करनेवाली नौसेनाके साथ 
सहयोग aie समन्‍्वयके लिए नभ-्सेनामें बम-वर्षक 
विमानोंका स्क़वाड़न जोड़ने, शाही भारतीय नौसेनाको 
आधुनिकतम युद्धपोतोंसे सज्जित करके सुदृढ़ बनाने और 
आयुध कारखानोंका पुननिर्माण और विस्तार करके गोला- 
बारूदका उत्पादन बढ़ानेकी भी सिफारिश की गयी थी । 

चेतासह-बनारसका राजा। पहले वह अवधके नवाबका 
aida था, लेकिन बादको उसने अपनी निष्ठा ‘See इंडिया 
कम्पनी के प्रति व्यक्त की । कम्पनीके स।थ एक संधि हुई, 
जिसके अंतगंत चेतसिहने कम्पनीको २२.५ लाख रुपयेका 
सालाना नजराना देन। स्वीकार किया और बदलेमें कम्पनीने 
करार किया कि वह किसी भी आधारपर अपनी माँगको 
नहीं बढ़ायेगी और किसी भी व्यक्तिको राजाके अ्रधिकारमें 
दखल देने और उसके देशकी शान्ति भंग करनेकी इजाजत 
नहीं देगी । १७७८ foF कम्पनी जब भारतमें फ्रांसीसियोंके 
साथ युद्धरत थी और मैसूर तथा मराठोंसे भी उसकी ठनी 


154 
१५४ 


चेदि-चेम्सफोर्ड 





हुई थी, हेस्टिग्सने चेतर्सिहसे पाँच लाख रुपयेका एक 
विशेष अ्ंशदान माँगा । राजाने उसे दे दिया । १७७६ Fo 
में यह माँग फिर दोहरायी गयी और इस बार उसके साथ 
फौजी कार्रवाईकी धमकी भी दी गयी। १७८० foi 
यह माँग तीसरी बार फिर की गयी । इस बार चेतसिहने 
२ लाख रुपये व्यक्तिगत उपहारके रूपमें हेस्टिग्सको इस 
झाशाके साथ भेजे कि वह प्रसन्न हो जायगा । हेस्टिग्सने 
यह राशि कम्पनीकी फौजोंपर खर्च कर दी और अपनी 
माँगमें जरा भी कमी किये बिना उसने राजासे २ हजार 
घुड़सवार देनेको कहा। राजाके अनुरोधपर उसने बादमें 
यह संख्या घटाकर एक हजार कर दी। लेकिन राजा 
Yoo घुड़सवारों और Yoo तोड़दारोंका ही बंदोवस्त कर 
सका । राजाने हेस्टिग्सको सूचना भिजवायी कि ये घुड़- 
सवार और तोड़दार कम्पनीकी सेवाके लिए तैयार हैं । 
हेस्टिग्सने इसका कोई जवाब नहीं दिया और चेतसिहसे 
Yo लाख रुपया जुर्माना वसूलनेकी ort हेस्टिग्स 
अपनी योजना कार्यान्वित करने खुद बनारस पहुँचा। 
उसने राजाको उसके महलमें ही कैद कर दिया । राजाने 

: चुपचाप आत्मसमर्पण कर दिया, किन्तु उसके सिपाही 
राजाके इस अपमानसे HE हो गये । उन्होंने उस छोटी-सी 
ब्रिटिश टुकड़ीका सफाया कर दिया जिसके साथ हेस्टिग्सने 
बनारस आनेकी गलती की थी। हेस्टिग्स अपनी जान 
बचानेके लिए जल्दीसे चुनार भाग गया। वहाँसे कुमुक 
लाकर उसने बनारसपर फिर कब्जा कर लिया और चेतसिंह- 
के महलको कम्पनीके सिपाहियोंसे लुटवाया। लेकिन 
चेतसिहको न पकड़ा जा सका। वह ग्वालियर निकल 
भागां | हेस्टिग्सने चेतसिंहका सारा राजपाट जब्त करके 
उसके भतीजेको इस शर्तके ara age we दिया कि वह 
सालाना नजरानेकी रकम बढ़ाकर ४० लाख रु० कर 
देगा । राजाके लिए यह रकम काफी बड़ा बोझ थी और 
इससे उसकी आर्थिक स्थितिपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 
ब्रिटेनके प्रधान-मंत्री पिटने महसूस किया कि चेत्सिहके 
मामलेमें हेस्टिग्सका व्यवहार क्रूर, अनुचित और दमन- 
कारी था। हेस्टिग्सपर महाभियोग लगाये जानेका एक 
कारण यह भी था। (सर अल्फ्रेड लायल कृत ‘ATT 
Bike’ तथा पो० fo Tada कृत ‘feet os 
ब्रिटिश इण्डिया') 

चेदि-गंगा और नमंदाके बीचके क्षेत्रका नाम । प्राचीत 
बौद्ध ग्रंथोंमें इसक। उल्लेख सोलह बड़े राज्यों (महा-जनपदों ) 
में हुआ है। areal ta क्षेत्रपर कल्चुरियों (दे०)ने 

- शासन किया । 


चेम्पियत, कर्नल एलेक्जेण्डर-बंगालमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी 
सेवामें नियुक्त एक सैनिक अफसर । वारेन हेस्टिग्सने 
उसे ब्रिटिश फौजका कमाण्डर बनाकर रुहेलोंके विरुद्ध 
अवधके नवाबकी मददके लिए भेजा । दोनोंकी संयुक्त 
सेनाओंने २३ अप्रैल १७७४ ई० को मीरतपुर कटराके 
युद्धमें र्हेलोंको Tet कर दिया । 

चेम्बरलेन, सर नेविली-ब्रिटिश राजदूत, जिसे वाइसराय 
लार्ड लिटन प्रथमने १८७८ Low अफगानिस्तान भेजा था | 
इसे काबुलके राजदरबारमें रूसी राजदूतका प्रभाव 
कम करनेके लिए भेजा गया था| अमीर शेर अली रूसी 
राजदूतका अपने यहाँ पहले ही बुला चुका था, अतः 
अमीरने सर नेविलीको स्वीकार करनेसे TAFT कर दिया । 
सर नेविलीको अली मसजिदसे लौटना पड़ा । उसकी 
बापसीके फलस्वरूप दूसरा भ्रफगान-युद्ध (१८७८-८०) 
छिड़ा । 

चेम्सफोर्ड-१६१६से १६२१ Fo तक भारतका वाइसराय 
और गवर्नर-जनरल | नियुक्तिके समय उसकी आयु 
लगभग ५० वर्ष थी और प्रशासनका कोई अनुभव नहीं था | 
भारतीय राजनीति जिस समय नयी करवट ले रही थी, 
उसकी भूमिका अपेक्षाकृत निष्क्रियतापूर्ण रही। उसका 
प्रशासन मेसोपोटामियाँमें ब्रिटिश सेनाओंकी हारकी 
पृष्ठभूमिमें आरंभ हुआ । १६१४ SoH प्रथम विश्वयुद्ध 
छिड़नेके बाद भारत अपनी वफादारीका जिस रीतिसे 
लगातार प्रदर्शन कर रहा था, ब्रिटेनने उसका कोई समुचित 
प्रत्युत्तर नहीं दिया था, जिससे भारतमें गहरा असंतोष 
व्याप्त at | लार्ड चेम्सफोर्डने इस असंतोषको दूर करनेके 
लिए अपनी ओरसे कोई पहलकदमी नहीं की । भारतके 
प्रति ब्रिटिश नीतिके निर्धारणमें उसकी भूमिका नगण्य रही । 
ब्रिटिश कामन सभामें शारत-मंत्री श्री एडविन मोण्टेगू द्वारा 
२० अगस्त १६१७ ई०को की गयी इस प्रसिद्ध घोषणामें 
उसक। कोई विशेष हाथ नहीं था कि भारत में ब्रिटिश 
सरकारका अन्तिम ध्येय “क्रमिक रीतिसे उत्तरदायी 
सरकारकी स्थापता करना है।” बादकों जब मोण्टेगू 
भारतकी यात्रापर आया, लार्ड चेम्सफोर्डने उसके साथ 
संपूर्ण देशका दौरा किया । १६१८ So भारतीय सांवि- 
धानिक सुधार की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसपर मोंटेगूके 
साथ-साथ चेम्सफोर्ड का नाम भी दिया गया था। 
१६१६ ई०में इसी मोण्टेगू-चेम्सफोर्ड रिपोर्टके आधारपर 
नया भारतीय शासन-विधान तैयार करनेमें भी उसका 
बहुत थोड़ा हाथ था । इस शासन-विधानके लागू होनेके 
पहले ही उसका कार्यकाल समाप्त हो गया | 


Iss 


चेर-चंत्य-गुहाएं 


1१५५ 





लार्ड चेम्सफोर्डन तत्कालीन राजनीतिक स्थितिका 
बड़े कुशल ढंगसे सामना किया । १६१८ ई० में महायुद्ध 
समाप्त हो TAT THY चेम्सफो्डकी सरकारने १६१६ ई०में 
रौलट कमेटी (Ro )की सिफारिशोंके श्राधारपर कई कानून 
पास किये । इनके प्रंतर्गत जजोंको बिना जूरीकी सहायतासे 
राजनीतिक मुकदमे करने और प्रांतीय सरकारोंकों नजर- 
बंदीके व्यापक अ्रधिकार प्रदान किये गये। ये कानून 
इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिलके सभी गैरसरकारी 
सदस्योंके विरोधके बावजूद पास कर दिये गये । इन 
दण्डात्मक कानूनोंसे रुष्ट जनताने महात्मा गांधीके नेतृत्व 
और निर्देशनमें जोरदार आंदोलन छेड़ fear) देशभरमें 
हड़तालें और सभाएँ हुई । सरकारी प्रतिबंधके बावजूद 
इसी तरहकी एक सभा अमृतसरके ज/लियाँवाला बागमें 
होने जा रही at जनरल डायरके नेतृत्वमें ब्रिटिश 
सैनिकोंने इस बागमें wre निहत्थी भीड़पर बिता किसी 
चेतावनीके गोलियाँ द।गना शुरू कर दिया। यह बाग 
चारों तरफ ऊँची चहारदीवारीसे घिरा हुआ था और बाहर 
निकलनेका एक ही रास्ता था जिसे सशस्त्र ब्रिटिश 
सैनिकोंने बंद कर रखा था। इस गोलीकांडमें सैकड़ों 
स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गये और घायल ET यह 
जघन्य हत्याकांड था। इतना ही नहीं, इस हत्याकांडके 
बाद मा्शल-ला धोषित करके बेगुनाह लोगोंपर और भी 
अत्याचार किये गये । उन्हें बेकसूर कड़ी सजाएँ दी गयीं 
और कोड़ोंसे पिटाई और जमीनपर घिसटाकर अपमानित 
किया गया। लार्ड चेम्सफोर्डने इन बर्बर भ्रत्याचारोंको 
बंद कराने और जन-आरक्रोशकों TT करनेके लिए कुछ 
नहीं किया और बड़ी अनिच्छासे जालियांवाला बाग कांडकी 
जाँच करानेके लिए dex कमेटी (दे०) नियुक्त की । 
इस कमेटीने ait अपना काम शुरू भी नहीं किया था कि 
वाइसरायने SATA सैनिक और असैनिक अधिक रियों को 
माफी देनेके लिए दोष-मुक्ति (इन्डेम्तिटी) कानून पास 
कर दिया | हंटर कमेटीने जनरल डायरकी कड़ी भर्त्सना 
की और मार्शल कानून प्रशासनकी आलोचना की | लार्ड 
चेम्सफोर्ड अपर/।धी अफस रोंको, खासकर पंजाबके HTT 
को तत्काल और प्रभावी ढंगसे दंडित करनेमें विफल रहा । 
इससे भारत-ब्रिटिश संबंधोंमें इतनी भ्रधिक कदुता उत्पन्न 
हो गयी जितनी १८५७ ई० के विद्रोहके बाद किसी भी 
वाइसरायके जमानेमें नहीं हुई थी। किन्तु श्रहिस।की नीतिमें 
विश्वास करनेवाले महात्मा गांधीके व्यापक प्रभावके 
कारण लार्ड चेम्सफोर्डको किसी सशस्त्र fastest सामना 
नहीं करना पड़ा । 


चेर-देखिये, 'केरल' | 

चेतन्य-चरितामृत-चैतन्यदेवके जीवन-वृत्तान्तपर सबसे 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ । इसके लेखक कविराज कृष्णदास हैं, 
जिनका जन्म १५१७ ई० में बंगालके बर्दवान जिलेमें 
हुआ at 

चैतन्य देव-बंगालमें वैष्णव धर्मके संस्थापक, जन्म १४८५ 
ई० में बंगालमें नवद्वीपके विद्वान्‌ ब्राह्मण परिवारमें । 
अपने अलौकिक पांडित्यके कारण वे शीघ्र ही विख्यात 
हो गये । २४ वर्षकी art उन्होंने संन्यास ले लिया। 
बुद्धा मां और सुन्दर पत्नीकों घरमें छोड़कर उन्होंने ATT 
४८ वर्षोके छोटेसे जीवनका शेपकाल प्रेम और भक्तिके 
संदेशका प्रचार करनेमें व्यतीत किया । अ्रठारह वर्ष वे 
उड़ीसामें रहे और ६ वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत, वृन्दावन, 
गौड़ और अन्य स्थानोंपर बिताये। उनके भक्त और 
अनुयायी उन्हें भगवान्‌ विष्णुका अवतार मानते थे। 
वे पंडितोंके कर्मकाण्डोंके विरुद्ध थे। उन्होंने जनताको 
हरि (विष्णु)के प्रति आस्था रखनेका उपदेश दिया। 
उनका विश्वास था कि प्रेम और भक्तिके माध्यमसे ईश्वर- 
की अनुभूति हो सकती है । उनका उपदेश सभी जाति और 
पंथके लोगोंके लिए sap था। हिन्दू और मुसलमान, | 
सभीने उनकी शिष्यता ग्रहण की । उन्होंने भक्ति-भावना 
ae उसकी महत्ताकों फिरसे जागृत किया। उनके 
सिद्धान्तोंसे पूर्वी भारत, खासकर बंगालके लोग बड़ी 
संख्यामें प्रभावित हुए aaah जीवन एवं उपदेशोंपर . 
काफी बड़ा साहित्य-भण्डार रचा गया है। उन्होंने खोल 
(मृदंग वाद्य)की तालपर जो कीतंन गाये हैं, वे श्राज 
भी बंगालमें, खासकर मणिपुरमें बहुत लोकप्रिय हैं। 
(कबविराज कृष्णदास Ha “चैतन्य चरितामृत') 

चेतन्य-भागवत-इसमें . चैतन्यदेवका जीवनवृत्तांत और 
उनकी शिष्यपरंपर। और उपदेशोंका विवरण है। 
यह ग्रंथ वृन्दावनदास ( जन्म १५०७ fo ) द्वारा 
बंगलमें लिखा गया है। इससे बंगालमें aaah 
समयके सामाजिक जीवनके बारेमें महत्त्वपूर्ण सूचनाएं 
मिलती हैं । 

चैतन्य-मंगल-चैतन्यके जीवनपर लिखी गयीं दो पुस्तकोंका 
नाम । इनमेंसे एक जयानन्द और दूसरी त्रिलोचनदास 
द्वारा विरचित है। जयानंदका जन्म १५१३ ई० और 
त्िलोचन दासका जन्म १५२३ ई० में बर्दवान जिलेमें 
हुआ था। इन दोनोंमें त्रिलोचतदासकी पुस्तक भ्रधिक 
लोकप्रिय है 1 

चेत्य-गुहाएं-देखिये, 'गुहा वास्तुकला | 


चोल 





चोल-प्राचीन दक्षिणापथके तीन प्रमुख राज्योंमेंसे एक । 
अन्य दो राज्य थे--पाण्ड्य और चेर या केरल । चोल 
राज्य या चोलमण्डलम्‌ समुद्रके पूर्वी किनारेपर नैलोरसे 
Sates तक फैला हुआ था। अशोकके अभिलेखोंमें 
इसका वर्णन एक स्वतंत्र राज्यके STH हुआ है, जहाँ मौर्य 
सम्राट्ने बौद्ध भिक्षुकोंको भेजा था। चोल राज्यके 
निवासी तमिलभाषी थे । उन्होंने तमिल भाषामें उच्च 
कोटिके स,हित्यका विकास किया, तिरुवल्लूर रचित 
‘gua’ इसकः ज्वलंत उदाहरण है । इतिहासमें करिकाल 
(लगभग Joo ई०)का उल्लेख चोलवंशके प्रथम राजाके 
रूपमें हुआ है, जिसने gare या पुगारकी नींव डाली, सिंहलसे 
लम्बे समय तक युद्ध किय। और सिंहली युद्धबंदियोंसे क/वेरी 
नदीके किनारे सौ मील लम्बे बाँधका निर्माण कराया 
और चोलोंकी राजधानीको उरगपुर (उरयूर)से कावरी- 
पत्तनम्‌ ले गय। । उसका राजवंश कब और कैसे समाप्त 
हुआ यह ठीक-ठीक पता नहीं, लेकिन लगता है कि चोल 
राज्यका हास feat आरम्भिक शताब्दियोंमें उस समय 
आरंभ हुआ जब उत्तरमें Tema (दे०) और दक्षिणमें 
पाण्ड्य (दे०) शक्तियाँ उभर रही थीं। सातवीं शतीके 
पूर्वाधमें जब छ्लेनसांगने इस प्रदेशकी यात्रा की, चोल 
राज्य fad कुडप्पा जिले तक ही सीमित था और उसका 
शासक पल्‍लव नरेश नरसिंहवर्मा (दे०)का सामंत था। 
७४० ई० में चालुक्य राजा विक्रमादित्यने पल्‍लबोंको 
. पराजित कर उनकी राजधानी काँचीपर अधिकार कर 
लिया | इस हारने पलल्‍लवोंको कमजोर कर दिया और 
चोल शासकोंको एक बार फिर राज्य-विस्तारका अवसर 
मिला | नवीं शताब्दीके मध्यमें चोल राजा विजयालयने 
३४ वर्षोतक शासन किया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी 
आदित्य (लगभग ८८०-६०७ Fo) ने पल्‍लवनरेश 
अपराजितको हराया । इससे चोल राज्य फिर उत्कर्षको 
प्राप्त हो गया । आदित्यके पुत्र परान्तक प्रथमने Teta 
की शक्तिको पूरी तरह कुचल दिया, पाण्ड्योंकी राजधानी 
मदुरापर अधिकार कर लिया और सिहलद्वीपपर आक्रमण 
किया | इस प्रकार चोल शक्तिकी प्रतिस्थापना वास्तवमें 
परान्तक प्रथमने की श्रौर उसके वंशजोंने १३वीं शताब्दीके 
अंत तक शासन किया । 
चोल राजाओंकी सूची इस प्रकार है--राजादित्य 
प्रथम (६४७-४६ fo), गांधारादित्य (६४६-५७ fo), 
आरिजय (६५७ fo), परान्तक द्वितीय (६५७-७३ fo), 
मदुरान्तक उत्तम (६७३-८५ Fo), राजराज प्रथम 
(६८५-१०१६ fo), राजेन्द्र प्रथथ (१०१६-४४ Fo), 


राजाधिराज प्रथम (१०४४-५४ Fo), राजेद्धदेव द्वितीय 
(१०५४-६४ ई०), वीरराजेद्र (१०६४-६६ ई०), 
अ्रधिराजेन्द्र (१०६६-७० Fo), राजेन्द्र तृतीय कुलोत्तुंग 
प्रथम (१०७०-११२२ Fo), विक्रमचोल (११२२-३५ 
ई०), Hardt द्वितीय (११३५-५० ई०), wart 
द्वितीय (११५०-७३ ई० ), राजाधिराज द्वितीय (११७३- 
७६ fo), कुलोत्तृंग तृतीय (११७६-१२१८ ई०), 
राजराज तृतीय (१२१८-४६ fo) ae wee चतुर्थ 
(१२४६-७६ Fo) । 

चोल नरेशोंमें यह परम्परा थी कि वे अपने उत्तराधि- 
कारीको जीवनकाल पर्यन्त सहयोगी बनाकर रखते थे । 
राजराज प्रथम (६£८५-१०१६ ई०) सम्पूर्ण मद्रास, 
मैसूर, Ft Ale सिंहलद्वीप (श्रीलंका)कों अपने अधीन 
करके पूरे दक्षिणी भारतका सर्वशक्तिमान्‌ एकछत्न THE 
बन गया। उसने अपनी राजधानी तंजोरमें भगवान 
शिवका राजराजेश्वर नामक मंदिर बनवाया जो ant 
भी उसकी महानताकी सूचना देता है । उसके पुत्र और 
उत्तराधिकारी राजेद्ध प्रथम (१०१६-४४ ई०)के पास 
शक्तिशाली नौसेना थी जिसने पेगू, मतंबान तथा अण्डमान- 
निकोबार द्वीपोंको जीता। उसने बंगाल और बिहारके 
शासक महीपालसे युद्ध किया और उसकी सेनाएँ कलिंग 
पार करके ओड़ (उड़ीस।), दक्षिण कोसल, बंगाल और , 
मगध होती हुई गंगा तक पहुंचीं । इस विजयके उपलक्ष्यमें 
उसने “गंगैकोंड'की उपाधि धारण की। उसका Ga और 
उत्तराधिकारी राजाधिराज (१०४४-५४ ई०) चालुक्य- 
राजा सोमेश्वरके साथ हुए कोप्पमके युद्धमोें हारा और 
मारा गया । THT वीर राजेन्द्र (१०६४-६६ ) ने चालूक्‍्यों- 
को कुडल-संगमम्‌के युद्धमें Tet कर पिछली हारका 
acer ले लिया और चोल शक्तिको उत्कर्ष प्रदान किया । 
fag शी ध्र ही उत्तराधिकारके लिए qa fos गया, जिसका 
अंत होनेपर चोल सिंहासन राजेन्द्र कुलोत्तुंग प्रथम (१०७०- 
११२२ ई०) को प्राप्त हुआ। राजेन्द्र कुलोत्तुंकी मां 
चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राज्यका स्वामी 
था। इस प्रकार कुलोत्तुंगने चालुक्य-चोलोंके एक नये 
amet स्थापना की। उसने चालीस वर्षों तक शासन 
किया और कलिंगपर फिरसे आधिपत्य स्थापित किया । 
इसके बाद लगातार चार पीढ़ियों तक पाण्ड्य, होयसल, 
काकतीय आदि पड़ोसी राज्योंसे युद्धरत रहनेके कारण 
चोल' राज्यका Bre होने लगा और कुछ समयके लिए 
दक्षिणमें पाण्ड्य राजाओंक। प्रभुत्व स्थापित हो गया। 
इसके पश्चात्‌ १३१० ई० में श्रलाउद्दीन खिलजीके सेनापति 


हल 
घोल प्रशासन-चौरी-चोरा 


मलिक काफूरके नेतृत्वमें gate दक्षिणके सभी हिन्दू राज्यों- 
को बुरी तरह रौंद डाला । चौदहवीं शताब्दीके अ्रन्तमें 
ये राज्य विजयनगर साम्राज्यके अंतर्गत आ गये । 
चोल प्रशासन-बहुत ही संगठित और सुव्यवस्थित था। 
यह ग्राम-पंचायत प्रणालीपर ग्राधारित था। प्रशासनकी 
सुविधाकी दृष्टिसे सम्पूर्ण चोल राज्य छ: प्रांतोंमें बँटा 
हुआ था, जिनको मण्डलम्‌ कहा जाता था। मण्डलमूके 
उप-विभाग seq (कमिश्नरी) और कोट्रमके उपविभाग 
arg, (जिला) थे। नाडुके अन्तर्गत कुरंम (ग्रामसमूह) 
और ग्राम होते थें। अभिलेखोंमें नाडु (जिला) की 
सभाको नाट्टर और नगरकी श्रेणियोंको नगरतार' कहा 
गया है। सबसे भ्रधिक विकसित और सुसंगठित शासन 
गाँवकी सभा अथवा महासभाका था। सभा या महासभा- 
के सदस्य गाँवके निवासियों द्वारा प्रतिवर्ष नियमतः निर्वा- 
चित होते थे। निर्वाचन और सदस्यताकी योग्यताके 
नियम बने हुए थे। इन सभाओंकों ऊँचे अधिकार प्राप्त 
थे और उनका अ्रपता कोषागार AT प्रत्येक मण्डलम्‌को 
* पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी लेकिन राजाके प्रशासनको नियंत्रित 
करनेके लिए कोई केन्द्रीय विधानसभा नहीं थी | भूमिकी 
“ उपजका लगभग छठा भाग सरकारुकी लगानके रूपमें 
मिलता था । लगान अनाजके Sa या स्वर्ण मुद्राओ्रोंमें 
अदा किया जा सकता था । चोल राज्यमें प्रचलित सोनेका 
सिक्का are कहलाता था जो NG AAT होता AT | 
चोल राजाओोंके पास विशाल स्थलसेनाके साथ-साथ 
मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाप्रोंने सिचाई- 
की बड़ी-बड़ी योजनाएँ पूरी कीं, सड़कोंका निर्माण किया 
और उन्हें सुंदर, साफ STA रखा । चोल प्रशासनश्रणाली 
वास्तवमें wat उन्नत थी और उसके अन्तर्गत जनताको 
पर्याप्त स्वायत्त शासन प्राप्त था (एस० Fo आयंगर कृत 
--एंशियेंट इंडिया', एन० के० शास्त्री कृत-दि ate’) 
चोल वास्तु-विशुद्ध रूपसे भारतीय कृति, इसपर विदेशी प्रभाव- 
के कोई चिह्न नजर नहीं we | चोल वास्तुका सर्वोत्करष्ट 
उदाहरण तंजौरका राजराजेश्वर नामक शिवमंदिर है, 
जिसे राजराज महान्‌ (लगभग &८५-१०१६ ई०)ने 
बनवाया था। वास्तुकला और मू्तिकलाके aT भव्य 
उदाहरण गंगैकोंड़-चोलपुरम्‌में मिलते हैं, जिसे राजेन्द्रने 
नयी राजधानी बनाया था। विशाल मंदिरके सांथ-साथ 
इस नगरीमें एक भव्य प्रासाद ate विशाल कृत्रिम झील 
भी थी जिसपर १५ मील लंबा तटबंध बनाया गया था। 
wa इन सबके ध्वंस।वशेष ही रह गये हैं। चोल वास्तुके 
बादके नमूने मदुराई, श्रीरंगम्‌, रामेश्वरमु तथा चोल- 





१५७ 


मण्डल तठपर स्थित अन्य स्थानोंमें मिलते हैं । जैसा कि 
फरगुसनने लिखा है, चोल वास्तु-कलाकारोंने बृहदाकार 
कल्पना की और जौहरियोंकी भांति सर्वांगसुंदर कृतियाँ 
प्रस्तुत कीं । चोलकालीन मंदिर अपनी विशालता एवं 
भव्यताके लिए विख्यात हैं। उनकी कई विशेषताएं हैं, 
पहली विशेषत। यह है कि वे अनेक मंजिलोंवाले शिखरसे 
मंडित होते हैं। तंजोरके शिवमंदिरके शिखरकी ऊंचाई 
१६० फुट है और इसमें १४ मंजिलें हैं। इसका शींबिन्दु 
२५ वर्गफुटका एक पत्थर तराश कर बनाया गया है जो So 
टन वजनी है । इन मंदिरोंकी दूसरी विशेषता अ्रधिष्ठात- 
fet लेकर शीषे-बिन्दु तक इनका प्रतिमालंकरण 
है। इनकी तीसरी विशेषता इनका विशाल मुख्य द्वार 
है जिसे गोपुरम्‌ कहते हैं । ये गोपुरम्‌ कहीं-कहीं मंदिरोंसे 
भी ऊंचे मीलों दूरसे दिखाई पड़ते हैं। उदाहरणतः 
कुम्भकोणम्‌का गोपुरम्‌ अत्यंत विशाल और भव्य है। 
चोल मंदिरोंकी चौथी विशेषता यह है कि इनमें एकके 
बाद एक प्रांगण होते हैं जो गौण मंदिरों और विशाल 
मंडपोंसे युक्त होते Fl कुछ मंडप तो एक-एक Te 
स्तम्भोंपर आधारित मिलते हैं। (sto फरगुसन कृत ‘feet 
आफ इंडियन एण्ड feed आर्कीटेक्चर'; Yo Fo कुमार- 
स्वामी कृत “हिस्ट्री आफ इंडियन एण्ड इंडोनेशियन ae’) 
चौथ-किसी क्षेत्रपर लगाया जानेवाला वह कर, जो वहांकी 
राजस्व आयका चौथाई अंश होता था। सेनानायक यह 
कर उन क्षेत्रोपर थोपते थे जिन्हें वे कुचलने या रौंदनेमें 
सक्षम थे परंतु उन्हें सीधे अपने शासनके अन्तर्गत नहीं रखना 
चाहते थे । चौथकी वसूली सबसे पहले रामनगरके राजा- 
ने दमणमें पुतंगाली प्रजासे की थी । शिवाजीने इसे अपने 
राज्यके राजस्वका अंतरंग साधन बना दिया। उन्होंने 
इसकी वसूली १६७० CoH खानदेशसे की जो उस समय 
मुगल साम्राज्यके अन्तर्गत था। इसके बाद यह उनकी 
वित्तीय आायका नियमित ate बन गया । इस परम्पराको 
शिवाजीके उत्तराधिकारियोंने भी कायम रखा। इस 
बातपर लोगोंकी अलग-अलग राय है कि यह कर एक 
प्रकारकी लूट थी या फिर सुरक्षाकी वचनबद्धताके CATT 
लिया जानेवाला धन AT व्यवहारमें यह कर एक 
प्रकारकी बलात्‌ सैनिक वसूली थी। (रानाडे कृत दि 
राइज आफ दि मराठा पावर'; एस० एन० सेन कृत 
“एडमिनिस्ट्रेटिध सिस्टम आफ दि acer’) | 
चौरी-चौरा-उत्तर प्रदेशेके गोरखपुर जिलेमें स्थित, जहाँ 
१६२२०में भारतमें अंग्रेजी राज्यके विरुद्ध चलाये जानेवाले 
जनझान्दोलनने हिंसक रूप धारण कर लिया था ! यह आंदो- 


155 


१५८ 


चौसाका युद्ध-छत्रसाल 





लन १६२० Tod महात्मा गांधीके नेतृत्वमें भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस द्वारा असहयोग aaa रूपमें भ्रारम्भ किया 
गया था। महात्मा गांधीने इस बातपर जोर दिया था 
कि आंदोलनका स्वरूप अहिंसक रहना चाहिये। आंदोलन- 
कारियोंके हिसापर उतर आनेसे गांधीजीको बहुत सदमा 
पहुंचा और उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनसे भारी 
भूल हुई है। उन्होंने तुरन्त अ्सहयोग आंदोलन स्थगित 
कर feat 1 गांधीजीके इस आ्रादेशसे बहुतसे कांग्रेसजनोंको 
भारी निराशा हुई वाइसराय लार्ड रीडिंगने इस कांडका 
फायदा उठाकर गांधीजीको हिंसा भड़कानेके अ्भियोगमें 
गिरफ्तार कर लिया। गांधीजीपर मुकदमा चला 
और छः वर्ष कैदकी सजा हुई। इस चौरी-चौरा काण्डसे 
असहयोग आंदोलनको गहरा धक्का लगा। 

चौसाका युद्ध-जून १५३६ ई०में दूसरे मुगल बादशाह 
हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह (Zo) बीच हुआ। 
इस युद्धमें हुमायूंकी बुरी तरह पराजय हुईं । वह अपने 
घोड़ेके साथ गंगामें कूद पड़ा और एक भिश्तीकी मददसे 
डूबनेसे बच गया। हुमायूं उसकी मशकके सहारे नदी 
पार कर भ्रागरा भाग गया और शेरशाह बिहार और बंगाल- 
का स्वतंत्र शासक बन गया । चौसा गंगाके तटपर बक्सरके 
निकट स्थित है, इसलिए चौसाके युद्धको कभी-कभी बक्सर- 
का युद्ध भी कहते हैं । 

चौहान-इनक। नाम चाह्यान भी मिलता है । यह राजपूतोंका 
ही एक कुल था और पँवारों, प्रतिहारों और सोलंकियोंकी 
भांति उनका उद्भव भी राजपूतानाके ara पर्वत स्थित 
एक यज्ञकुण्डसे माना जाता है। कुछ आधुनिक विद्वानोंका 
मत है कि चौहान ott dard, प्रतिहारों और सोलंकियोंकी 
भांति वास्तवमें गुजरों और श्वेत हणोंके वंशज हैं जो 
ईसवी पांचवीं और wat शताब्दीके दौरान भारतमें प्रविष्ट 
हुए, यहीं बस गये, और हिन्दू धर्म ग्रहण कर लिया। 
शासक तथा योद्धा होनेके कारण उनकी गणना क्षत्रियोंमें 
की जाने लगी। (स्मिथ, go ४२८-२६) 

चौहान, शाकम्भरीके-हर्षवर्धनके पतनके बाद राजपूतानामें 
शाकंभरी (सांभर)में कई शताब्दियों तक इन्होंने शासन 
किया । इनकी राजधानी श्रजमेर थी । इस वंशमें अनेक 
राजा हुए हैं और उनमें बहुतोंके नाम अभिलेखोंमें मिलते 
हैं, लेकिन दोके नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं । पहला 
है विग्रहराज, जिसने बारहवीं शतीके मध्यमें शासन किया | 
इस राजाने अपने राज्यकी सीमाझ्रोंका काफी विस्तार 
किया और दिल्ली तथा उसके पास-पड़ोसके क्षेत्रोंपर विजय 
प्राप्त की | विग्रहराज विजेता होनेके साथ-साथ कवि 


और साहित्यप्रेमी भी था। उसने हरकाली नाटक'की 
रचना की । “ललितविग्नह नाटक' उसीके शासनकालकी 
कृति है, जिसकी रचना विग्रहराजकी प्रशस्तिके लिए की 
गयी थी । कुछ लोग इस नाटकका लेखक भी विग्रहराजको 
ही मानते हैं। इसके कुछ अंश भ्रजमेरमें अढ़ाई दिनका 
झोपड़ा' नामक मसजिदमें लगे पत्थरपर अंकित पाये गये 
हैं । इस वंशका दूसरा सर्वाधिक उल्लेखनीय शासक 
विग्रहराजका भतीजा पृथ्वीराज द्वितीय या राय पिथौरा 
(दे०) था। अजमेर और fare चौहान वंशका पतन 
११६२ fo में तराइनके दूसरे युद्धमें पृथ्वीराज द्वितीयकी 
हार और मृत्युके बाद हो गया | 

चौहान नरेशोंके एक वंशने तोमरोंके उत्तराधिकारीके 
रूपमें मालबापर शासन किया। मालबाके चौहानोंका 
पतन १४०१ ईश्में मुसलमानोंसे हारनेके बाद GAT! 
मुसलमानोंने इनका राज्य हड़पकर इन्हें प्रपदस्थ कर 
दिया | (स्मिथ, qo ४००-४७४) 


छ 

छतरासह-१८४८ ई० में दूसरा सिख-युद्ध छिड़नेके समय 
सिखोंका एक प्रमुख सरदार। श्रग्रेजोंक खिलाफ Tat 
उसने तथा उसके पुत्र शेरसिहने प्रमुख भूमिका अदा की, 
लेकिन १८४६ ई० में गुजरातके युद्ध (दे०) में सिखोंकी 
पराजयके बाद उसने अंग्रजोंके A आत्मसमपंण कर 
दिया | 

छत्नरपति-एक राजकीय उपाधि, जो जून १६७४ ई० में स्वतंत्र 
शासकके रूपमें अपने राज्याभिषेकके समय शिवाजीने 
धारण की थी । 

उछत्नसाल-ब्रंंदेला सरदार चम्पतरायका पुत्र और उत्तराधि- 
art छत्सालने शिवाजीके विरुद्ध मुगल बादशाह 
औरंगजेबकी फौजोंक। साथ दिया, लेकिन बादमें उसे इस 
मराठा नेतसे प्रेरणा मिली । अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित 
करनेकी भ्राशके साथ उसने शिवाजीकी तरह साहस और 
जोखिमपूर्ण जीवन बितानेका फैसला किया। दक्षिणके 
फौजी अभियानसे लौटनेके बाद छत्तसालने बुंदेलखण्ड 
और मालवाके असंतुष्ट हिंदुओंके हितोंकी रक्षाका बीड़ा 
उठाया | मुगलोंके खिलाफ उसने कई लड़ाइयां जीतीं और 
१६७१ ई० तक पूर्वी मालवामें MIA स्वतंत्न राज्य स्थापित 
कर लिया | उसने अपनी राजधानी पन्नाकों बताया और 
१७३१ fo तक मृत्यु Chet शासन किया । 


$25 / 


जकात-जजिया 


१५६ 





ज 


जकात-मुसलमान बादशाहोंके द्वारा लागू किया गया एक 
कर, जो उनकी मुसलमान प्रजापर लगाया जाता था। 
यह व्यक्तिकी उपाजित आयका दो प्रतिशत होता था और 
इससे प्राप्त होनेवाली धनराशि खैरातके रूपमें मुसलमनोंमें 
बांट दी जाती थी । 
जगतसिह-श्रामेरके मानसिहका पुत्र । बादशाह अ्रकबरके 
राज्यकालमें arias अनेक ऊँचे पदोंपर रहा । मानसिंह 
जब बंगालका सूबेदार था तब Safes उसका नायब 
था। अक्तूबर १५६६ ई०में उसकी मृत्यु हो गयी । 
जगतसिह, मेवाड़का राणा-मेवाड़के राणा प्रतापका wa 
और राणा अमरसिंहका पुत्र ae बादशाह जहाँगीरका 
समसामयिक था। उसके राज्यकालमें जगतसिंहने चित्तौड़- 
का किला fect बनवाया। उसने बादशाह शाहजहाँ 
(१६२८-५८ ई०)के हुक्मको AMAT इनकार कर 
दिया । इसपर उसका मानभंग करनेके लिए १६५४ Fo FH 
शाहजहाँके grat चित्तौड़ना किला ser दिया गया। 
जगत सेठ-यह उपाधि १७२३ Fo के आसपास दिल्लीके 
बादशाहने बंगालके एक बहुत afer धनी महाजन, 
. मानिकचंदके भतीजे तथा गोद लिये हुए लड़के फतहचंदको 
प्रदान की थी । जगत सेठकी कोठियाँ ढाका और पटनामें 
भी थीं। उसकी मुख्य कोठी मुशिदाबादमें थी। उसकी 
अतुल सम्पत्तिका उल्लेख उस' कालके अ्रनेक राजनीतिक 
लेखों, क्लाइव तथा बक जैसे अंग्रेज राजनेत/ओंके भाषणों में 
मिलता है। उसका कारोबार “बैंक आफ इंग्लैंडसे मिलता- 
जुलता' था। उसकी कोठी केवल रुपयेका लेन-देन ही 
नहीं करती थी, बंगालकी सरकारकी AA ऐसे अनेक 
कार्य भी करती थी, जो अठारहवीं शताब्दीमें बैंक आफ 
इंग्लैंड' ब्रिटिश सरकारकी ओरसे करता था। वह बंगालमें 
चाँदीकी खरीद करती ati उसने मुशिदाबादमें एक 
टकसाल खोलनेमें मदद की थी । वह प्रांतीय सरकारकी 
ara जमींदारोंकी मालगुजारी वसूल करती थी, शाही 
खजानेको दिया जानेवाला आयका भाग दिल्ली भेजती 
थी और बंगालमें वाणिज्य-व्यवसायके जरिये जितने सिक्के 
आते थे उनकी विनिमय-दरका नियंत्रण करती थी । 
दूसरा जगत सेठ फतहचंदका Ta महताबचंद हुआ | 
वह १७४४ ई० में वारिस बना। उसका तथा उसके TA 
भाई तथा साझेदार महाराज स्वरूपचंदका नवाब अलीवर्दी 
खां (दे०)के दरबारमें बड़ा प्रभाव था। अलीवर्दी खांके 
उत्तराधिकारी, नवाब सिराजुद्दौला (दे०) ने उसे अपमानित 


किया तथा अपना विरोधी बता लिया। उसने उसके 
विरुद्ध अंग्रेजोंसे साजिश की और पल|सीकी लड़ाई (दे०)से 
पहले और बादमें अंग्रेजोंकी रुपये-पैसेसे भारी मदद की | 
मीर जाफर (दे०)के नवाब होनेपर उसे फिर पहले जैसा 
सम्मान और प्रभाव प्राप्त हो गया, परंतु नवाब मीर 
कासिम (दे०) उससे बहुत अधिक नाराज हो गया। 
उसे जगत सेठकी वफादारीपर संदेह था और १७६३ ई० में 
नवाबके अदेशसे उसे मार डाला गया। इसके बाद ही 
बंगालका प्रशासन नवाबके हाथोंसे अंग्रेजोंके हाथमें aT 
गया । उन्होंने बेईमानी करके ईस्ट इंडिया कंपनीके ऊपर 
जगत सेठका कोई कर्ज होनेसे इनकार कर दिया । इन 
सब घटनाझ्रोंके फलस्वरूप जगत सेठके घरानेका शी प्रतासे 
ere हो गया और उन्नीसवीं शर्ताब्दीके प्रारम्भमें उसका 
वैभव समाप्त हो गया, हालांकि जगत सेठकी safe 
महताबचंदके उत्तराधिकारियोंकी छह पीढ़ियोंकों मिलती 
रही । बादके जगत सेठ ब्रिटिश भारतीय सरकारके छोटे- 
मोटे Gada afer हैसियत नहीं रखते थे। अंतिम 
जगत सेठ फतहचंद हुआ, जिसे यह उपाधि १६१२ fo में 
मिली | उसकी मृत्युके बाद उसके वारिसोंको फिर यह 


उपाधि नहीं दी गयी । 

जगत सेठ फतहचंद-जगत सेठ घरानेके संस्थापक मानिक- 
चंदका भतीजा तथा गोद लिया हुआ लड़का | उसे जगत 
सेठकी उपाधि मुगल बादशाह मुहम्मदशाहने १७२३-२४ 
ई० में प्रदान की। उसीके जीवनकालमें जगत सेठका 
घराना प्रतिष्ठा और समृद्धिके चरम शिखरपर पहुंचा। 
फतहचंद जगत सेठ १७१२ से १७४४ Fo तक अपने परि- 
वारका मुखिया रहा | नवाब मुशिदकुली खां और 'उसके 
देहांतके बाद नवाब अलीवर्दी खां (१७४०-५६ ई० )पर 
उसका भारी प्रभाव था । 

जगदीशपुर-बिहारमें है। गदरमें वहां के जमींदार- Fax 
fag (दे०)की शानदार सफलताओंसे यह स्थान प्रसिद्ध 
हो गया है। 

जगन्नाथ मंदिर-पुरी, उड़ीसामें है । इसका निर्माण उड़ीसाके 
राजा अनंत वर्मा चोड़-गंग (लगभग १०७६-११४८ Fo ) 
ने कराया था। यह वास्तुकलाका अद्भुत नमूना है और 
कई शताब्दियां बीत जानेपर भी कालका प्रभाव इसपर 
बहुत्‌ थोड़ा पड़ा है। सारे भारतसे हजारों धर्मप्रेमी 
हिन्दू यात्री और विदेशी पर्यटक इसे wa भी देखने 
आते हैं । 

जजिया-एक मुंड-कर, जो कानूनके अनुसार यहूदियों और 
ईसाइयोंसे लिया जाता था, परन्तु मुसलमान विजेताओंने 





इसे भारतमें हिन्दुओंपर भी लगा fear मुहम्मद बिन 
कासिमने ७१२ ई० में जब fea जीता तब जजिया पहली 
बार लगाया गया । विजित हिन्दुओलंको यह कर देना पड़ता 
था और सम्पत्तिके अनुसार यह कर उनसे लिया जाता था | 
भारतमें मुसलमानी शासनका विस्तार होनेपर यह कर 
सारे भारतके हिन्दुओंपर लगा दिया गया। प्रारम्भमें 
ब्राह्मणोंको इस करसे मुक्त रखा गया AT, TST फी रोज- 
शाह तुगलक (१३५१-८८ ई०) (दे०)के राज्यकालमें 
ब्राह्मणोंपर भी यह कर पहले-पहल लगाया गया । बादशाह 
अकबरने जब १५६४ Lo यह कर उठा लिया तो हिन्दुओं: 
ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, परन्तु औरंगजेबने १६७६ ई० में 
यह फिर लगा दिया । इस धार्मिक असहिष्णुत/से हिन्दुओंमें 
बड़ी नाराजी फैली और औरंगजेब एवं राजपूतोंके बीच 
लम्बी werk चली। इसके फलस्वरूप औरंगजेबने 
मेवाड़कों afraid बरी कर दिया । बादशाह फरुंखसियरने 
१७१३ fo में गद्दीपर बैठनेपर बह कर उठा लिया, TT 
१७१७ fo में फिर लागू कर दिया | इसके बाद, यह कर 
हालांकि किताबी ढंगसे जायज बना रहा, THT बादशाह 
मुहम्मदशाह (१७१६-४८ fo) के समयसे इसका 
वसूल किया जाना ae कर दिया गया। जब-.दिल्लीकी 
हुकूमत मजबूत थी तब इस करसे काफी are होती थी, 
परन्तु बादके मुगल शासकोंके समय इसकी AT काफी 
कम हो गयी होगी । यह श्रन्यायपूर्ण कर था और इसीलिए 
इस करके वसूल किये जानेसे हिन्दुओंमें नाराजी फैलती थी । 

जझ्नौती-जेजाकभुक्ति (दे०)का दूसरा नाम है। 

जनगणना-का ज्ञान प्राचीन भारतमें था। मेगस्थनीजने 
लिखा है कि चन्द्रगुप्त WHT (३२५-२६८ ई० पू०) के 
शासनकालमें पाटलिपुत्न॒ नगरपालिकाका एक काम 
नागरिकोंके जन्म और मृत्युका लेखा-जोखा रखना aT | 
अर्थशास्त्र (दे०)में भी जनगणनाके स्थायी प्रबंधका उल्लेख 
है । लेकिन बादमें जनगणनाकी परम्परा लुप्त हो गयी । 
आधुनिक कालमें ब्रिटिश भारतीय सरकारने इस परम्पराको 
पुनर्जीवित किया । अब तो ag देशके प्रशासनका नियमित 
अंग बन गयी है। हर दस STIS एक बार जनगणना 
होती है । 

जफर खां-अलाउद्दीन खिलजीका मंत्री और सेनाध्यक्ष | 
सुल्तानके विभिन्न युद्धोंमें इसने प्रमुख भाग लिया। 
उसने मंगोल श्राक्रमणके प्रतिरोधमें बड़ी वीरता और 
रणकौशलक प्रदर्शन किया । मंगोल आक्रमणका नायकत्व 
१२६६० में कुल्तुघ ख्वाजाने किया था । उसने मंगोलोंको 
हरानेमें श्रपनी जान न्‍्योछावर कर दी । 


जझौती-जफर खान 

जफर खां-दक्षिणमें बहमनी राज्य (दे०)का संस्थापक | 
उसका वास्तविक नाम हसन था। सुलतान मुहम्मद 
तुगलककी सराहनीय सेवा करनेके क/रण उसे जफर खाँकी 
उपाधिसे सम्मानित किया गया | १३४७ ई० में दौलताबाद- 
में उसे एक बड़ी सेताका नायकत्व सौंपा गया और इस 
स्थितिसे लाभ उठाकर उसने स्वयंको दक्षिणमें एक स्वतंत्र 
शासकके रूपमें प्रतिष्ठित किया तथा गुलबर्ग भ्रथवा कुल- 
बर्गको अपनी राजधानी बनाया । सुल्तान बननेपर उसने 
अबुल मुजफ्फर HAST बहमन शाहकी उपाधि धारण 
की । फरिश्ताका कहना है कि हुसेन मूलतः एक ब्राह्मण, 
ज्योतिषी गंगूका सेवक दास था जिसनें उसे जीवनमें ऊँचा 
उठनेमें भारी सहायता पहुँचायी । परन्तु फरिश्ताके इस 
कथनकी स्वतंत्र सूत्रोंसे पुष्टि नहीं होती | हसनका दावा 
था कि वह फारसके प्रसिद्ध वीर इस्कान्दिया रके पुत्र बहमनका 
वंशज था और इसी आ्राधारपर उसने जिस राजवंशकी 
स्थापना की वह 'बहमनी' कहलाया | उसने अपने पड़ोसी 
राज्योंसे अनेक युद्ध किये, विशेषरूपसे हिन्दू राज्य विजय- 
नगर (दे०)से, जोकि उसीके समय स्थापित हुआ था। * 
ag विजयी योद्धा सिद्ध हुआ तथा १३५८ fo में उसकी 
मृत्युके समय उसकी सल्तनत उत्तरमें बेनगंगासे दक्षिणमें 
कृष्णा नदी तक तथा पश्चिममें दौलत।बादसे पूर्वमें मोनगिर 
तक फैली हुई थी। उसने राज्यका प्रबन्ध कुशलतासे 
किया और उसे चार प्रदेशोंमें विभक्त किया, जिनके नाम 
गुलबर्ग, दौलताबाद, बराड़ और बीदर थे। प्रत्येक 
प्रदेशक। कार्यभार एक हाकिमके अधीन था, जो सेनाका 
गठन तथा आवश्यक नागरिक तथा सैनिक अधिकारियोंकी 
नियुक्ति करता था। इतिहासकारों द्वारा उसकी न्‍्यायकारी 
सुल्तानके रूपमें प्रशंसा की गयी है । वह प्रजापालक AT | 
जब  मृत्युशैयापर था, तभी उसने अपने सबसे बड़े पुत्र 
मुहम्मदशाहको MIA! उत्तराधिकारी नामांकित कर दिया 
था। 

जफर खान-बंगालकी गद्दीक झूठा दावेदार तथा पूर्वी बंगालके 
सुल्तान फखरुद्दीन मुबारकशाह (दे०) का जामाता। 
वह भागकर सुल्तान फिरोजशाह तुगलक (दे०) के 
दरबारमें पहुँचा तथा सुल्तानकों बंगालके ऊपर आक्रमण 
करनेके लिए प्रेरित fer, परन्तु इस भ्रभियानमें सुल्तान 
फीरोज तुगलक असफल रहा। 

जफर खान-गुजरातके स्वतंत्र सुल्तानोंके राजवंशका संस्थापक। 
उसने अपना जीवन तुगलक सुल्तान मुहम्मद शाहके यहाँ 
सेनानायकके रूपमें प्रारम्भ किया, जिसने १३६१ ई० में 
उसे गुजरातका सूबेदार नियुक्त किया । उसने शीघ्र ही 





va 


जब्तीका सिद्धांत-जमानशाह्‌ 





वहाँ शांति व व्यवस्था स्थापित की । १३६६ ई० में 
फीरोज wash वंशजोंके बीच होनेवाले संघर्षसे लाभ 
उठाकर TH खाँने स्वयंको गुजरातके Tada सुल्तानके 
रूपमें प्रतिष्ठापित किया | उसने सात वर्षों तक शांति- 
पूर्वक राज्य किया। afar aati ag अपने ही पुत्र 
तातारखांके द्वारा कैद कर लिंगा गया, जिसने बादमें 
स्वयंको सुल्तान घोषित कर feat लेकिन जफर खाँने 
अपने भाईकी सहायतासे अपने अवैध पुत्र तातारखाँकी 
हत्या करवा दी और गद्दीपर पुनः अधिकार कर लिया 
तथा सुलतान मुजफ्फरकी उपाधि धारण की । वृद्धावस्थाको 
प्राप्त हो जानेके बावजूद मुजफ्फर (जफर खान) ने मालवाके 
शासकको पराजित कर दिया तथा अपने भाई नुसरतको 
वहाँका शासक नियुक्त किया। १४११ ई० में उसकी 
मृत्यु हो गयी। उसके वंशके सुल्तानोंने गुजरातपर 
१५७२-७३ ई० तक स्वतंत्र रूपसे राज्य किया । WAH 
अकबरने उसे मुगल स!म्राज्यमें मिला लिया | 
जब्तीका सिद्धान्त-(डाक्ट्रिन आफ लैप्स)-इसके अनुसार 
जो रियासतें ब्रिटिश भारतीय सरकारके अ्रधीन थीं अथवा 
जो ब्रिटिश संरक्षणमें थीं, उनके शासकके निस्संतान होनेपर 
उनकी प्रभृता समाप्त होकर ब्रिटिश-भारतीय सरकारके 
हाथमें ar जायेगी और उनमें राजाकों गोद लेनेका अ्रधिकार 
न होगा | sear we यह था कि अपनी सन्‍्तान न होनेपर 
राजाको किसी अन्यकों गोद लेनेका अधिकार न होगा | 
यदि कोई राजा किसीफको गोद लेता है, तो वह दत्तक पुत्र 
राजाकी निजी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी तो हो सकेगा; 
लेकिन राज्यका उत्तराधिकारी त हो सकेगा । इस सिद्धान्त- 
का प्रतिपादन १८३४ fo में ही किया गया था, लेकिन 
गवर्नर-जनरल 11S SARI (दे०) (१८४८-५६ Zo) 
ने इसे अमली रूप देकर .सख्तीसे लागू किया। इसने 
इस बातकी कोई परवाह नहीं की कि इससे देशी रियासतोंके 
हिन्दू राजाओंमें बड़ी बेचैनी फैलेगी, क्योंकि wart 7 
होनेपर गोद लेना धा्िक कतंव्य माना जाता है। 
इस सिद्धान्तकों लागू करके डलहौजीने १८४८० में 
BART, १८४६ ई० में जैतपुर तथा सम्भलपुर, १८५० ई० में 
AAS, १5५२० में उदयपुर, १८५४ ई० में नागपुर तथा 
१८५४ ई० में झांसीको ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यमें मिला 
लिया | उसने नागपुर राज्यके जवाहरात आदिकी खुली 
नीलामी करायी। बह. करौली रियासतपर भी कब्जा 
करना Area aT | लेकिन लंदनस्थित ब्रिट्रिश सरकारने 
मध्यप्रदेशेक उदयपुर राज्य तथा सतलजके इस पारके 
बधघाट राज्यकी जब्ती रह कर दी और करौलीकी प्रस्तावित 


११ १६१ 
जब्तीकी अनुमति नहीं दी। सतारा तथा नागपुरकी 
जब्तीसे ब्रिटिश भारतीय सरकारकों यह लाभ हुआ कि 
कलकत्ता और बम्बई तथा बम्बई और मद्रासके बीच 
सीधे आ्रावागमनमें सारी बाधाएं दूर हो गयीं। लेकित 
aa जब्तियोंसे भारतीय रिबासतोंके राजाग्रोंमें खलबली 
मच गयी और वे अपनेको अरक्षित मानते लगे। इस 
सिद्धान्तका भी यह फल निकला कि १८५७ ई० में प्रथम 
भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम हुआ, जिसे अंग्रेजोंने सिपाही 
विद्रोहकी संज्ञा दी है । 

जमरूदकी लड़ाई-पंजाबके महाराज रणजीतस्सिह और 
अफगानिस्तानके भ्रमीर दोस्त मुहम्मदके बीच १८०३ ई० में 
gel इस लड़ाईमें श्रमीर परास्त हुआ और रणजीत- 
सिंहको- पेशावर सौंप देनेके लिए विवश हुआ । 

जमशेद-एक प्रसिद्ध ईरानी कलाकार, जिसे बादशाह अकबर 
(दे०)का ्राश्चय प्राप्त था । 

जमशेद-गोलकुंडाके कुतुबशाही वंश (दे०)का दूसरा 
सुल्तान । इस वंशकी स्थापना उसके पिता कुली कुतुब- 
शाहने की थी | उसने १५४३ ई० में अपने पिताको मरवा 
दिया और १५५० Loe मृत्यु होनेतक राज्य किया । 

जमशेदपुर-भारतका “इस्पात-तगर' । इसका नामकरण 
सर जमशेदजी टाटाके नामपर BAT, जिनके मनमें बिहारमें 
ait जहाँ जमशेदपुर तथा टांटानगर स्थित है, वहाँ 
इस्पात कारखाना खोलनेका विचार उत्पन्न हुआ | “ग्रह 
संसारमें इस्पातका सबसे बड़ा अ्रकेला कारखाना है।* 
यहाँ प्रतिवर्ष लगभग दस लाख टन इस्पात तैयार होता है । 
जमानशाह-१७६३ से १७६६ Fo तक अफगानिस्तानका 
शासक । वह अ्रहमदशाह भ्रब्दालीका पौत्र था और गद्दीपर 
बैठते ही अपने पितामहकी भाँति भारतपर चढ़ाई करना 
चाहता था । परंतु उसे सुबुद्धि श्रा गयी कि भारतपर 
हमला करनेसे पहले स्वदेशमें अपनी स्थिति मजबूत कर 
लेनी चाहिये। फिर भी उसने १७६४ fo में कश्मीरपर 
कब्जा कर लिया तथा सिंधके श्रमीरोंको भी कर देनेके 
लिए विवश किया। इसके बाद वह भारतपर चढ़ाई 
करनेके लिए काबुलसे रवाना हुआ, किन्तु उसकी फौजें 
रोहतास तक ही बढ़ पायी थीं कि अफगानिस्तानमें बलवा 
हो गया जिसे दबानेके लिए उसे वापस लौट जाता पड़ा । 
उसकी सेनाके जो अग्रिम दस्ते पंजाब तक पहुँच गये थे 
उन्हें सिखोंके कड़े प्रतिरोधका सामना करना पड़ा और 
वे कोई विजय प्राप्त किये बिना ही अफगानिस्तान वाप्रस 
लौट गये । इसके बाद १७६६-६७ Fo में जमानशाहने 
भारतपर फिर चढ़ाई की और वह पेशावरसे लाहौरकी ATT 


be 


१६२ 


जयंतिया राज्य-जयध्वज fag 





बढ़ने लगा । किन्तु सिखोंने पुनः कड़ा प्रतिरोध किया 
De उसकी सेनापर छापे मारने लगे । अतः पंजाबमें अपनी 
स्थितिकों मजबूत करनेमें जमानशाहकों काफी समय लग 
गया। set बीच अफगानिस्त/नमें फिर बलवा शुरू हो 
गया | अतएवं जमानशाहकों लाहौरसे आगे बढ़े बिना ही 
पुन: काबुल वापस लौट जान। पड़ा । जमानशाहने भारतपर 
aang अन्तिम प्रयास १७६८ fo में किया और 
सरलतासे लाहौर तक बढ़ आया, जिसपर उसने ga: 
अधिकार कर लिया, परन्तु इसी बीच ईरानके बादशाहने 
उसके सौतेले भाई शाह महमूदकी साँठगाँठसे ग्रफगानिस्तान- 
पर हमला बोल दिया और उसे अपनी विजय अधूरी छोड़ 
कर पुनः पंजाबसे ग्रफगानिस्तान वापस लौट जाना पड़ा । 
शाह महमूदने अन्तमें जमानशाहकों WORE Lo में हरा दिया 
और उसकी आँखें फोड़ दीं। फिर भी भारतीय सीमाओरोंपर 
उसके हमलेका खतरा यहाँके राजाओ्रोंको लम्बे समय तक 
आतंकित किये रहा, जिसके फलस्वरूप भारतके शासक 
अंग्रेजी राज्यके प्रसारको रोकनेके लिए कोई प्रभावशाली 
कदम न उठा सके। (एन० के० सिन्हा कृत राइज़ आफ 
द fara पावर इन इण्डिया) 
जयंतिया राज्य-इसके अंतर्गत श्रासामका जयंतिया पहाड़ी 
क्षेत्र तथा इन पहाड़ियों तथा बादक नंदीके बीचका मैदान 
सम्मिलित था । इस क्षेत्रके लोग उसी वंशमूलके हैं जिसके 
खासी (दे०) लोग, और दोनों एक ही भाषा बोलते हैं । 
उनमें मातृसत्ताक व्यवस्था है और सम्पत्तिका उत्तराधिकार 
Wi सम्बन्धसे प्राप्त होता Zi १५०० Fo के आसपास 
पर्वंतरायने जयंतियामें एक हिन्दू राजवंशकी स्थापना की, 
जिसके corte नाम संस्कृत शब्दोंपर भ्राधारित थे । 
उनकी राजधानी जयंतियापुर थी । विश्वास किया जाता है 
कि शिवकी अर्दधाज्भेनी सतीके अंग जिन-जिन स्थानोंपर 
गिरे थे, उनमें यह भी था, इसीलिए इसे अत्यन्त पवित्र 
माना जाता है। १५४८ से १५६४ ई० के बीच क्चबिहारके 
राजा नरनारायणने जयंतियापर अधिकार कर लिया। 
बादमें सत्रहवीं शताब्दीके eH जयंतियाके राजा धन 
भानिकको कचारी राजाने हरा दिया और उसके राज्यपर 
अधिकार कर लिया । धन भानिकके पुत्र तथा उत्तराधिकारी 
oa भातिक (लगभग १६०५-२५ ई०)ने अहोम राजा 
प्रतापसिह (१६०३-४१ fo) को अपनी लड़की ब्याह दी 
और उसकी सहायतासे अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया । 
जस भानिकके बाद छठे राजा लक्ष्मीनारायण 
(१६६६-६७ ई०) ने जयंतीपुरमें एक महल बनवाया, 
जिसके खंडहर are भी वर्तमान हैं। उसके उत्तराधिकारी 


रामसिह (१६६७-१७०८ fo) और अहोम राजा रुद्रसिह 
(१६६६-१७१४ ई०)के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें 
रामसिंहको प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा । फिर भी जयंतिया 
राज्यकी स्वतत्नता बनी रही । उसने १८२४ ई० में अपनी 
स्वतंवत। खो दी जब बरमियोंने हमला करके Ararat 
अधिकार कर लिया । दो साल बाद अंग्रेजोंने बर्मियोंको 
मार भगाया और राजा रामसिहकों जयंतियाका राज्य 
लौटा दिया जिसे बमियोंने अपदस्थ कर दिया था । राम- 
सिंहके भतीजे तथा उत्तराधिकारी राजेद्रसिहसे ब्रिटिश 
भारतीय सरकार बहुत नाराज. हो गयी, क्योंकि उसकी 
प्रजाने ब्रिटिश भारतके चार ना/गरिकोंको पकड़कर उनकी 
बलि चढ़ा दी थी। fafem भारतीय सरकारके बार- 
वार कहनेपर भी राजाने इस कांडके अ्भियुक्तोंको उसके 
सुपुर्दे नहीं किया maga १८३४५ ई० में जयंतियाके 
राजाको गद्दीसे उतार दिया गया और उसका राज्य ब्रिटिश 
भारतीय साम्राज्यमें मिला लिया गया । 

जयचंद (अथवा जयचन्द्र )-बारहवीं शताब्दीके ग्रंतिम वर्षोमें 
कन्नौज तथा बनारसका शासक | वह अजमेर तथा दिल्लीके 
राजा पृथ्वीराजका समसामयिक तथा प्रतिद्वन्द्दी था। 
चंद बरदाईके रासो (दे०)के अनुसार पृथ्वीराजने उसकी 
पुत्री संयोगिताका हरण कर लिया था, MATA जयचंदने 
क्रुद्ध होकर उससे प्रतिशोध लेनेके लिए शहाबुद्दीन मोहम्मद 
गोरी (दे०) की सहायता की। गोरीने ११६२ ई० में 
तराईनकी दूसरी लड़ाईमें पृथ्वीराजकों हरा दिया और 
उसे मार डाला। परंतु ग्रगले साल गोरीकी मुसलमान 
फौजोंने जयचन्द्रके राज्यपर हमला कर दिया। जयचंद 
आगरा और इटावाके बीच जमनातटपर स्थित चन्दावर 
(अब फीरोजाबाद) में गोरीके सिपहसालार कुतुबुद्दीनसे 
युद्धमें हारकर मारा TAL | उसके मरनेपर उसके राजवंश- 
का अंत हो गया और कन्नौज मुसलमानी शासनके अंतर्गत 
a गया। 

जयदेव-एक प्रसिद्ध कवि, जो बंगालके राजा लक्ष्मण सेन 
(लगभग ११८०-१२०२ fo) का समसामयिक aT 
ag 'गीतगोविन्द'का रचयिता है, जो art भी अत्यन्त 
लोकप्रिय भक्तिमय गीतिकाव्य है । 

जयध्वज सिह-कामरूप (आसाम) का एक अहोम राजा 
(१६४८-६३ ई०) । उसके राज्यकालमें मुगल सिपह- 
सालार मीर जुमला (दे०)ने आसामपर चढ़ाई की। 
जयध्वजसिंहने उसकी फौजको खदेड़ देनेका भारी प्रयत्न 
किया, परन्तु सफलता नहीं मिली । वह राजधानी छोड़कर 
कामरूप भाग-गया। १६६२ ई० में मीर जुमलाने उसकी 


163 


जयपाल-जयसिह 


१६३ 





राजधानीपर दखल कर लिया । उसे विवश होकर जनवरी 
१६६३ ई० में आक्रमणकारियोंसे संधि कर लेनी पड़ी । 
इस संधिके द्वारा उसने हर्जानेके रूपमें एक बड़ी रकम 
तथा दक्षिणी आसाम मुगल बादशाहको सौंप देना मंजूर 
कर लिया । जयध्वजसिह अपनी राजधानीमें लौट झ्राया, 
परन्तु कुछ महीने बाद नवम्बर १६६३ ई० में उसकी मुत्यु 
हो गयी | 

जयपाल-श्रोहिन्द (उद्भांडपुर) के हिन्दू शाहीवंशका राजा, 
जिसका राज्य उत्तर प्रदेशके कांगड़ासे लेकर भ्रफगानिस्तानके 
लगभग तक फैला था । उस समय गजनीकी गद्दीपर उसका 
समसामयिक अमीर सुबुक्तगीन (६७७-६६७ई०) था। 
उसने जब सुना कि सुबुक्तगीन अ्रफगानिस्तानमें उसके 
राज्यपर हमला कर रहा है ते उसने उसे रोकनेका निश्चय 
किया और सेना लेकर गजनी और लगमानके बीच गुजुक 
नामक स्थान तक बढ़ गया । परन्तु अचानक एक बर्फीला 
तूफान आ गया और जयपालको अपमानजनक संधि कर 
लेनी पड़ी । परन्तु उसने शी प्र ही इस संधिकी शर्तोको तोड़ 
दिया और सुबुक्तगीनके साथ फिर लड़ाई छिड़ गयी। 
सुबुक्तगीत Clo ई०में मर गया | उसके बाद उसके उत्तरा- 
धिकारी सुल्तान महमूदने फिरसे युद्ध शुरू कर दिया और 
१००१ ई०में पेशावरके निकट जयपाल उससे बुरी तरह 
हार गया । जयपाल इतना अभिमानी और देशभक्त था 
कि इस हारकी ग्लानिके बाद उसनें जीवित रहता और राज्य 
करना पसंद न किया ae जीवित जलती चितामें कूद 
गया । उसको ar थी कि उसका उत्तराधिकारी पुत्र 
आानंदपाल देशकी रक्षा अधिक सफलताके साथ कर 
सकेगा । जयपाल एकमात्र हिन्दू राजा था जिसने उत्तर- 
पश्चिमसे भारतपर आक्रमण . करनेवाले मुसलमानोंके 
खिलाफ ग्राक्रामक नीति अपनायी और अपनी आहुति देकर 
आत्महत्याका अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया | 

जयपुर-एक आदर्श नगर तथा राजपूतानाकी भूतपूर्व देशी 
रियासत | इस नगरकी स्थापना १७२८ Fo में महाराज 
जयसिंह द्वितीयते की और भ्रब यह राजस्थानकी राजधानी 
है । यह सुनियोजित ढंगसे बसाया गया सुंदर नगर ZI 
इसकी मुख्य सड़कोंने नगरकों छह समचतुरस्त्र विभागोंमें 
बाँट रखा है, जिनके किनारे लाल पत्थरके मकान बने हैं । 
जयपुर राज्यकी स्थापना ११२८ ई० में दूल्हारायने की थी, 
जो कछवाहा राजपूत था और ग्वालियरसे आया था। 
सोलहवीं शताब्दीमें उसके शासक राजा बिहारीमलते 
स्वेच्छासे बादशाह अकबरकी अधीनता स्वीकार कर ली 
और उसे अपनी लड़की ब्याह दी जो बादमें जहाँगीरकी 


माँ बनी । बिहारीमलके उत्तराधिकारियोंमें श्रकबरके 
राज्यकालमें राजा मानसिंह (दे०) तथा औरंगजेबके 
शासनकालमें मिर्जा राजा जयसिंह द्वितीयने योग्य सेनापतिके 
रूपमें विशेष ख्याति प्राप्त की । जयसिह द्वितीय प्रसिद्ध 
गणितज्ञ और खगोलवेत्ता भी था। उसने काशी, दिल्ली 
और जयपुरकी वेधशालाओोंका निर्माण कराया । great 
शताब्दीके अंतिम दिनोंमें जोधुपुर (दे०)की प्रतिद्वन्द्रिता 
तथा अमीर खाँ (दे०)के नेतृत्वमें पेंढारियोंके हमलेके 
कारण राज्यमें काफी अव्यवस्था फैल गयी। इन ofS 
स्थितियोंमें जयपुर राज्यने जयपुरकी संधि द्वारा प्रतिवर्ष 
निश्चित रकम नजरानेके रूपमें देनेकी MATS अंग्रेजोंका 
संरक्षण प्राप्त कर लिया। ३० मार्च १६४८ ई० को 
इस राज्यका राजस्थान संघमें विलयन कर दिया गया और 
महाराज सवाई मानसिंहको राजप्रमुख वना दिया गया | 

जयपुरकी संधि-जयपुर राज्य और ब्रिटिश भारतीय सरकारके 
बीच १८१७ ई० में गवर्नर-जनरल लार्ड हेस्टिग्सके शासन- 
कालमें हुई। इस संधिके द्वारा जयपुरने ब्रिटिश आश्रित 
राज्य होना स्वीकार कर लिया | 

जयमल्ल-मेवाड़का एक राजपूत वीर | बादशाह भ्रकबरकी 
सेनाओंने जब चित्तौड़को घेर लिया तब राणा उदयसिह 
उसको अपने भाग्यपर छोड़कर जंगलोंमें भाग गया HIT 
चित्तौड़का दुर्ग जयमल्‍्लको सौंप गया । जयमल्लने वीरता- 
Ge चार महीने (२० दिसम्बर १५६७ई० से २३ फरवरी 
१५६८ ई०) तक दुर्गकी रक्षा की । २३ फरवरीको वह 
खुद बादशाह अकबर द्वारा चलाये गये तोपके गोलेसे 
मारा गया। जयमल्लके वीरगति प्राप्त करनेके बाद 
चित्तौड़का पतन हो गया। 

जयरुद्रमल्‍ल-नेपालका राजा, जिसे तिरहुतके राजा हरि- 
सिंहने १३४२ ई०में अपने अधीन कर लिया | वह तथा 
उसके उत्तराधिकारी पाटन और काठमांडू क्षेत्रोंपर पन्द्रहवीं 
शताब्दीके मध्य तक राज्य करते रहे । 

जयसिह-मेवाड़का महाराणा (१६८०-&८ ई०), जिसने 
अपने पिता राजसिंहकी गद्दी प्राप्त की । उसने औरंगजेबकी 
फौजका मुकाबला किया और १६८१ ई० के अंतमें उससे 
संधि कर ली । इस संधिके द्वारा उसने जजिया (दे०)के 
बदले मुगल बादशाहको तीन परगने सौंप दिये । आक्रमण- 
कारी मुगल सेना मेवाड़से वापस लौट आयी । 

जयसिह-अमेर (sage) a राजा, जिसने शाहजहाँके 
शासनकालके अंतिम भागमें तथा औरंगजेबके शासनकालके 
प्रारम्भिक भागमें महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब 
शाहजहाँ बीमार पड़ा और उसके बेटोंमें राजगद्दीके लिए 


jo 
१६४ 


लड़ाई होने लगी तो जयसिहकों शाहजदा शुजाके खिलाफ 
भेजा गया। उसने शाहजादेको ee दिया और बंगालकी 
Ararat तक उसका पीछा किया । शाहजादा दारा जब 
देवराईकी लड़ाईमें हार गया तो उसका पीछा करनेके लिए 
जयसिहको भेजा गया। उसने दाराका सिंध तक पीछा 
किया । इसके बाद औरंगजेबने उसे दक्खित भेजा । वहाँ 
वह १६६५ से १६६६ fo तक बीजापुरपर हमले करता 
रहा, परन्तु उसे ले न सका। उधर शिवाजी (दे०)के 
विरुद्ध उस अधिक सफलता मिली । उसने शिवाजीपर 
चारों ओरसे चढ़ाई बोल दी और उनकी राजधानी 
पुरन्दरके किलेको घेर लिया | शिवाजीको विवश होकर 
उसके साथ १६६५ SoH पुरन्दरकी संधि करनी पड़ी, 
जिसके द्वारा उन्होंने मुगल बादशाहसे सुलह कर ली, 
उसे २३ किले सौंप दिये और बादशाहकी सेवा करना 
स्वीकार कर लिया। उसने शिवाजीको १६६६ fo 
आगर। मुगल दरबारमें जानेके लिए राजी कर लिया | 
वीजापुरका किला जीतनेमें उसकी अ्सफलतासे औरंगजेब 
उससे नाखुश हो गया और उसे दक्खिनसे वापस बुला लिया 
TAT १६६७ ई० में दिल्‍ली लौटते हुए रास्तेमें उसकी 
मृत्यु हो गयी । 
जर्यासह सवाई-अमेरका राजा। यह बड़ा ही वीर और कूट- 
नीतिज्ञ था। औरंगजेबकी मृत्युके बाद जब मुगल साम्राज्य- 
में अव्यवस्था फैल रही थी, उसका नाम चमक उठा | 
उसने बहादुरशाह प्रथमके विरुद्ध वगांवतका झंडा बुलंद 
कर दिया, पर बादशाहने उसे क्षमा कर दिया । वह मालवा- 
में और बादमें आगरामें बादशाहका प्रतिनिधि नियुक्त 
हुआ । पेशवा बाजीराब प्रथमके साथ उसके मंत्रीयूर्ण 
सम्बन्ध थे | मुगल साम्राज्यके खंडहरोंपर हिन्दू पद 
पादशाहीकी स्थापना करनेके पेशवा-लक्ष्यसे उसे सहानुभूति 
श्री । परन्तु आमेरपर ४४ वर्ष राज्य करनेके बाद १७४३ 
ई० में उसकी मृत्यु हो गयी। इसीके राज्यकालमें गुलाबी 
नगर जयपुरके रूपमें नयी राजधानीकी रचना हुई | 
जर्यासह सूरी-एक संस्कृत नाटककार, जो तेरहवीं शताब्दी 
ई० के प्रारम्भमें हुआ। उसने १२१६ और १२२६ Fo के 
aia 'हम्मीरमदमर्दन' aren लिखा । 
जयस्तम्भ, राणा कुम्भका-इसे कीतिस्तम्भ भी कहते हैं। 
इसकी स्थापना Treat शतब्दीके लगभग मध्यमें चित्तौड़के 
राणा कुंभ (१४३१-६६ ई०) ने मालवा अथवा THAT 
मुसलमान शासकके ऊपर अपनी विजयके उपलक्ष्यमें की । 
जयस्थित मल्ल-तिरहुतके राजाका एक सम्बन्धी थां। 
उसने नेपालक्रे राजाकी लड़कीसे विवाह किया और 


watag सवाई-जलाल खाँ लोहानी 





१३७६ fo में नेपालकी गद्दी छीन ली। उसने समस्त 
नेपालमें अपना राज्य स्थापित किया । उसने एक नये 
राजवंशकी स्थापना की जिसने १४७६ ई० तक अविभाजित 
नेपालपर राज्य किया । 

जयाजीराव fire (१८८३-८६ ई०)-जब नाबालिग था 
तभी fare राजवंशका मुखिया हो गया। उसकी नाबा- 
लिगीकी अवस्थामें उसका संरक्षक नियुक्त करनेके प्रश्नपर 
cada रचे जाने लगे । इसके फलस्वरूप लार्ड एलेनबरों 
(दे०)की सरकारने उसके राज्यपर चढ़ाई करनेके लिए 
एक फौज भेज दी । महाराजपुर तथा पनियारकी लड़ाइयोंमें 
शिन्देकी फौज हारी और शिन्देक। दर्जा घटकर एक अ्र।श्रित 
राजाका हो गया । गदरके समय जयाजी राव अंग्रेजोंका 
वफादार बना रहा, हालांकि उसकी सेनाने विप्लवियोंका 
साथ दिया । पुरस्कारस्वरूप जयाजीको ग्वालियर 
लौटा दिया गया जिसपर श्रंग्रेजोंने १८५८ ई० में विप्लवी 
सेनासे युद्ध! समय अधिकार कर लिया था। (देखिये, 
“ग्वालियर') ह 

जयापीड़ बिनयादित्य-कश्मी रके प्रसिद्ध राजा ललितादित्य 
(७२४-७६० ई० ) का gta जो उसके बाद गद्दीपर बैठा | 
उसने गौड़ और wath राजाओ्रोंको हरा दिया। वह 
विद्वानोंका आश्रयदात। था और क्षीरस्वामी (दे०) जैसे 
विद्वान्‌ उसके were रहते थे । 

जलंधर-पंजज़में व्यास और सतलज नदियोंके बीचका 
dara | यह महाराज रणजीतसिहके राज्यके अंतर्गत था, 
परन्तु प्रथम आंग्ल-सिख युद्धकी समाप्तिपर लाहौरकी 
संधि (& मार्च १८४६ ई०)के द्वारा अंग्रेजोंको सौंप दिया 
गया और ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यमें शामिल कर लिया 
गया | 

जलालखां लोदी-सुल्तांन इब्राहीम लोदी (१५१७-२६ Fo) 
का भाई। १५१७ SoH उसे जौनपुरका शासक बना 
दिया गया । परन्तु सल्तनतक। यह बटवारा कई लोगोंको 
स्वीकार नहीं हुआ और जलाल खाँने शीघ्र दिललीकी 
सल्तनतके खिलाफ बगावतका झंडा बुलंद कर दिया। 
सुल्तानने जब उसके खिल/फ फौजें भेजीं तो वह ग्वालियर 
भागा, जहाँके राजपूत राजा विक्रमाजीतने उसे शरण 
प्रदान की । इससे सुल्तान इब्नाहीम भड़क उठा और 
उसने ग्वालियरपर हमला कर दिया और राज! विक्रमाजीत- 
को आत्मसमर्पण करनेके लिए विवश कर fear युद्धमें 
जलाल खाँ मारा गया। 

जलाल खां लोहानी-बिहारक्‌। अ्रफगान सुल्तन | शेरशाह्‌ 
१५२७ ई० में'उसकी नौकरी करने लगा । १५३३ ई० में 


(65 


जलाल जो सूर-जहँगीर बादशाह 


१६५ 





सूरजगढ़की लड़ाईमें शेरशाहने उसे हरा दिय्रा श्ौर उसके 
राज्यको दखल कर लिया | 

जलाल खां सुर-शे रशाह (Fo )का पुत्र और उत्तर/।धिकारी | 
दिल्लीकी were वैठनेपर उसने सुल्तान इसलामशाह 
(दे०)की उपाधि धारण की । उसने नौ वर्ष (१५४५- 
५४ ई०) तक शासन किया । 


उपाधि थी। 

जलाजुद्दीन खिलजी-दिल्लीका सुल्तान (१२६०-६६ ई०) 
एवं खिलजी राजवंशका संस्थापक | उसका मूल नाम 
फीरोजशाह खिलजी था । face सरदारोंने १२६० Fo 
में सुल्तान कैकाबादकी हत्या करनेके बाद उसे सुल्तान 
बनाया, तब उसने अपना नाम जलालुद्दीन रखा। जिस 
समय वह गद्दीपर बैठा सत्तर वर्षका बूढ़ा था और स्वभावका 
इतना नरम कि साहसपूर्ण कार्योके लिए wera था । उसने 
एक ही सफलता प्राप्त की । उसने १२६२ ई० में मंगोलोंका 
एक बड़ा हमला विफल कर दिया। परन्तु उसने बहुत 
बड़ी संख्यामें मंगोल भगोड़ोंको मुसलमान बन जाने और 
fect पास बस जानेकी इजाजत देकर नयी समस्या 
खड़ी कर ली। बूढ़े arash दो बेटे थे, परन्तु प्रियपात्र 
भतीजा और दामाद अलाउद्दीन (दे०) था। उसीने 
विश्वासघात करके १२६६ ई० में उसकी हत्या कर दी 
aie दिल्लीकी गद्दीपर उसका उत्तराधिकारी बन गया। 

जलालुद्दीन मंगबरनी-खीवाका सुल्तान । चंगेज खाँ (Fo) 
की फौजोंने जब उसके राज्यपर हमला किया, वह भागा 
और १२२१ ई० में दिल्लीके दरबारकी शरण पानेकी 
कोशिश की । Teg सुल्तान इल्तुतमिशने उसे शरण 
देनेसे इनकार कर feat तब ae faa और उत्तरी 
गुजरातको ASA हुआ फारस भाग TAT | 

जलालुद्दीन रूमी-एक ईरानी सूफी रहस्यवादी तथा कवि । 
उसके विचारोंसे बादशाह अकबर और उसका प्रमुख 
दरबारी अबुल फजल, इतिहासकार (दे०) बहुत अधिक 
प्रभावित हुआ था | 

जसवंतराव होल्कर-तुकोजी राव THAT FA तथा उत्तरा- 
धिकारी । उसने होल्कर राज्यपर १७६८ से १८११ fo 
तक शासन किया । (देखिये, होल्कर) । 

wee सिह-मारवाड़का राजा; जोधपुर उसकी राजधानी 
थी । वह बादशाह शाहजहाँकी सेनामें कई ऊँचे पदोंपर 
रहा । जब शाहजहाँ ब्रीमार पड़ा और उसके बेटोंमें 
गद्दी पानेके लिए लड़ाई fos गयी तो जसवंत्सिह राज- 
धानी में था। उसे औरंगजेबके खिलाफ भेजा गया और 





यह जिम्मेदारी सौंपी गयी कि औरंगजेबको दक्खिनसे 
उत्तर भारत न आने दे । परन्तु जसवंतर्सिह उज्जैनके 
निकट धर्मट (दे०) की लड़ाईमें १६५८ fo में उससे हार 
गया | बादमें वह बादशाह औरंगजेबकी सेवामें रहा और 
राजा जयसिह (दे०)की मुत्युके बाद मुगलोंकी सेवामें 
सबसे प्रमुख राजपूत सरदार AME गया । उसे शाहजादा 
मुग्रज्जम (दे०)के साथ शिवाजीसे लड़नेके लिए भेजा गया, 
परन्तु कोई सफलता नहीं मिली । अ्रतएवं उसे खैबरके 
ath मुहानेपर स्थित जमरूदके किलेका फौजदार बनाकर 
भेजा गया। वहीं १६७८ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी। 
औरंगजेबको उसकी मृत्युसे काफी राहत मिली। उसने 
उसके राज्यको जब्त कर लेने तथा उसकी मृत्युके बाद 
पैदा हुए उसके लड़के अजितर्सिहको मुसलमान बनानेकी 
योजना बनायी । परन्तु यह योजना सफल नहीं हो सकी 
और इसके फलस्वरूप राजपूतानेमें लम्बी लड़ाई चली, 
जिसने मुगल स/म्राज्यकों कमजोर बंता fear 
जहाँगीर बादशाह-बादशाह अकबर (दे०) का सबसे AST 
AST १६०४ ई० में उसकी मृत्यु होनेपर उत्तराधिकारी 
हुआ ATT १६२७ ई० में मृत्यु होनेतक राज्य करता TAT | 
बाल्यावस्थामें उसका नाम सलीम था। उसने १६०१ से 
१६०४ fo तक fra खिलाफ बगांवत की, परंतु उसे, 
क्षमा कर दिया गया। वह १५६६ ई० में पैदा हुआ था । 
उसकी मां राजपूत थी । उसने अपने शासन कालके प्रारम्भ- 
में मुसलमान ater बढ़ानेकी कोशिश की। परंतु अपने 
पिताकी भाँति, ag भी उदार तथा सहिष्णु था और उसने 
वही शासन-प्रणाली जारी रखी । शासनके प्रारम्भमें उसे 
अपने सबसे बड़े बेटे खुसरोकी बगावतका सामना करना 
पड़ा । अ्रकबरके शासनकालके अंतिम दिनोंमें कुछ 
anit खुसरोको गद्दीपर बैठानेका प्रयत्न किया था । 
जहांगीरने बड़ी फुर्ती दिखायी और बागी शाहजादेका 
पंजाब तक पीछा किया | वहां वह लड़ाईमें हारा, बंदी 
बना fam गया और वापस राजधानी ले आया गया | 
उसे कैदखानेमें डाल दिया गया, जहां १६२२ Tow उसकी 
मृत्यु हो गयी । 
बादशाह जहांगीर कोई कुशल सेना-नायक नहीं था, 
फिर भी उसने अपने पितासे जो विशाल साम्राज्य पाया 
था उसमें उसने वृद्धि की । उसने १६१६ ई० में अहमदनगर 
तथा १६२० ई० में काँगड़ा जीत लिया । उसने १६१२ 
ई० में अफगानोंको भी पूरी तरह बशमें कर लिया, जिन्होंने 
saat wit नेतृत्वमें बंगालमें अपनी स्वतंत्रता बनाये 
रखी थी । उसने १६१४ ई० में Harsh राणा भ्रमरसिहसे 


16 
१६६ 


जहांदारशाह-जहानसोज - 





भी हार मनवा ली। परंतु फारसके शाहने १६२२ FoF 
कंदहार उससे छीन लिया । उसके दरबारमें १६०८-११ 
So तक कैप्टेन हाकिन्स (Fo) और फिर १६१५-१८ Fo 
तक सर थामस रो रहे । अपने पिताकी भांति उसने भी 
मुगल साम्राज्यका शक्तिशाली जंगी बेड़ा तैयार करनेकी 
क़ोई आवश्यकता नहीं अ्रनुभव की । पुर्तंगालियोंसे होने- 
वाली नौसैनिक लड़ाइयोंमें वह उनके दूसरे फिरंगी प्रति- 
दन्द्रियोंकी नौसैनिक सहायतापर निर्भर रहता था। इस 
समय बहुत-से फिरंगी भारतमें पहुँच चुके थे और वाणिज्य 
सम्बंधी सुविधाएँ प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे थे । 
उसके शासनकालकी सबसे मुख्य घटना १६११ So 
में शेर wet (दे०)की विधवा, नूरजहाँ (दे०)से उसकी 
शादी है। इस शादीके बाद उसने क्रमिक रीतिसे शासनका 
अधिकाधिक कार्य नूरजहाँपर छोड़ दिया और उसका नाम 
सिक्‍कोंपर भी ढाला जाने लगा। उसके तीसरे लड़के 
शाहजादा खुरेम (शाहजहाँ)ने १६२२ fo में उसके 
खिलाफ बगावत कर दी, परंतु उसके सिपहसा।ल।र महावत 
खां (दे०)ने १६२५ ई० में उसे amet कर लिया । अगले 
साल खुद महावत खां बगावतयर उतर आया और कुछ 
समय तक जहाँगीरकों भी कैद कर लेनेमें सफल हो गया, 
परंतु मलका नूरजहाँके युक्तिकौशलसे उसे छुड़ा लिया 
गया और महावत खाँको फिरसे वशमें कर लिया गया। 
उसका दूसरा लड़का परवेज १६२६ ई० में मर गया और 
एक साल बाद बादशाह जहाँगीरका भी देहावसान हो 
गया । 
जहाँगीर चित्रकलाका प्रेमी था और उसने अपने 
समयके दो महान्‌ मुसलमान चित्रकारों, अबुल हसन और 
मंसूरकों संरक्षण प्रदान किया | वह बड़ा न्यायप्रिय था 
और अपनी प्रजाके साथ न्याय करनेकी भावनसे उसने 
गद्दीपर बैठनेके बाद ही राजधानीमें अपने महलके फाटकपर 
एक घंटा लटकवा दिया था, जिसके साथ एक डोरी बंधी 
at. न्याय चाहनेवाला कोई भी व्यक्ति इस डोरीसे घंटा 
बजा सकता था। उसकी धामभिक प्रवृत्तियोंकी व्याख्या 
करना सरल नहीं है। निश्चय ही सार्वजनिक रूपसे वह 
पक्का मुसलमान था, परंतु अनेक वर्षों तक वह ईसाई 
पादरियोंका इतना अधिक सत्संग करता रहा जिससे यह 
आशा होने लगी कि वे उसे ईस।ई बनानेमें सफल हो जायेंगे। 
परंतु उसने उन्हें निराश किया। वह अपने पिताकी 
धामिक सहिष्णुताकी' नीतिसे हटा नहीं । 
जहांबारशाह-बादशाह बहादुरशाह (दे०) का सबसे बड़ा 
पुत्र था और १७१२ ई० में उसका उत्तराधिकारी हुआ । 


परन्तु वह बहुत थोड़े समय (१७१२-१३ ई०) राज्य 
कर सका। उसके भतीजे फरुंखसियर (Zo ) ने १७१३ ई० में 
उसे हरा दिया और मार डाला । 

जहांनारा बेगम-बदशाह शाहजहाँकी दो पृुत्रियोंमें बड़ी । 
बड़ी सुसंस्कृत और तेजस्वी महिला थी। १६४४ ई० में 
ag अचानक बुरी तरह जल गयी । उसके घाबोंको डा० 
बागटनने नहीं aor किया, जैसा कि आमतौरसे ख्याल 
किया जाता है , बल्कि आरिफ नामक गुलामके द्वारा तैयार 
की गयी दवाने अ्रच्छा किया । पिताकी गद्दी पानेके लिए 
उसके भाइयोंमें जो युद्ध हुआ उसमें उसने दारा (दे०)का 
समर्थन किया और औरंगजेब (दे०) के गद्दीपर बैठनेपर 
जेलमें कैद अपने पिताकी सेवामें श्रपने दिन बिताये । 
वह कुमारी ही मरी और उसे निजामुद्दीत औलियाकी 
मसजिदके aga एक सादी कब्रमें दफनाया गया | वह्‌ 
शायरा थी और उसकी कब्रपर जो फारसी शेर अंकित है, 
वह उसीका fear gat है । 

जहाजपुरका किला-मेवाड़से वूंदीकों जानेवाले संकीर्ण 
गिरिपथकी रक्षा करता है। कहा! जाता है कि ग्रशोक- 
के dia सम्प्रतिनें इसे बनवाया । अनुश्नुतियोंक अनुसार 
उसे अपने पितामहके साम्राज्यका पश्चिमी भाग उत्तरा- 
धिकारमें मिला था। 

जहाज महल-जहाजके HH! यह महल ATTACH खिलजी 
बादशाहोंकी राजधानी मांडूमें वास्तुकलाकी एक उल्लेखनीय 
कृति थी । यह दो झीलोंके बीचमें स्थित है । अपने महराब- 
दार बड़े-बड़े कमरों, छतोंपर बने चोटीदार मंडपों तथा 
सुंदर जलाशयोंके कारण यह मांडूका सबसे दर्शनीय स्थल है | 
सम्भवत: इसे सुल्तान महमूद खिलजी (१४३६-१४६९६) 
ने बनवाया aT | 

wer खाँ-एक योग्य अफगान सेनापति। अ्रहमदशाह 
अव्दालीने १७५७ fo में अपने लड़के तैमूरशाहकों अपना 
प्रतिनिधि वनाकर लाहौरमें रख दिया श्रौर जहान खाँको 
उसका वजीर बना दिया। जहान खाँ पंजाबमें शांति 
बनाये नहीं रख सका और मराठोंने तैमूर शाहको TATA 
करके १७५८ ई० में पंजाबपर अधिकार कर लिया । * 

जहानशाह-बादशाह बहादुरशाह प्रथम (१७०७-१२ ई०) 
का चौथा बेटा । १७१२ ई० में बादशाहकी मृत्यु होनेपर 
गद्दी पानेके लिए उसके चारों बेटोंमें जो लड़ाई हुई उसमें 
इसने भी हिस्स। लिया और मारा गया | 

जहानसोज-का अर्थ है दुनियाकों जला देनेवाला। यह्‌ 
पदवी गोरके अलाउद्दीन हुसेनको प्रदान की गयी थी। 
११५१ ई० में उसने गोरकों सर किया और नगरमें APT 


Mt 


ज़ाकेसान्ट, विक्‍्टर-जाति व्यवस्था 


१६७ 





लगा दी। यह आग, सात दिन और सात रात जलती 
रही | उसने सुल्तान महमूद (दे०) के मकबरेकों छोड़कर 
सारे wera भस्म कर दिया । 

amare, विक्टर-एक फ्रेंच वनस्पतिशास्त्री, जो लगभग 
१८३० ई० में पंजाबमें रणजीतसिहके दरबारमें आया । 
उसने 'भारतसे Ta’ नामक पुस्तकमें 'शेरे-पंजाब के सम्बंध- 
सें अपने विचार लिखे हैं। वह रणजीतसिहकी जिज्ञासु 
वृत्तिसे बहुत प्रभावित हुआ था और उसे एक अ्रसाधारण 
व्यक्ति मानता था | उसके लिखे ग्रंथोंमें हिमालय क्षेत्रके 
पेड़-पौधों तथा उस कालके भारतकी सामाजिक अवस्थाके 
बारेमें महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है । 

जागीर प्रथा-दिल्लीके प्रारम्भिक सुल्तानोंने शुरू की। 
इस प्रथाके अंतर्गत सरदारोंको नकद वेतन न देकर जागीरें 
प्रदान कर दी जाती थीं । उन्हें इन जागी रोंका प्रबंध करने 
तथा सालगुजारी वसूल करनेका हक दे दिया जाता था | 
यह सामंतशाही शासन-प्रणाली थी और इससे केन्द्रीय 
सरक।र कमजोर हो जाती थी । इसलिए सुल्तान गयासुद्दीन 
बलवन (दे०)ने इसपर रोक लगा दी और सुल्तान 
अलाउद्दीन खिलजीने इसे समाप्त कर दिया । परंतु सुल्तान 
फीरोजशाह तुगलक (दे०)ने इसे फिरसे शुरू कर दिया 
और aren कालमें भी यह चलती रही। शेरशाह और 
अकबर दोनों इस प्रथाके विरोधी थे । वे इसको समाप्त 
कर उसके स्थानपर सरदांरोंको नकद वेतन देनेकी प्रथा 
शुरू करना चाहते थे। परंतु बादके मुगल बादशाहोंने 
यह प्रथा फिर शुरू कर दी । उनको कमजोर बनाने और 
उनके पतनमें इस प्रथाका भी हाथ रहा है । 

ज्ञाजऊकी लड़ाई-१७०७ ई० में शाहजादा मुग्रज्जम (बाद- 
में बहादुर शाह प्रथम) और उसके छोटे भाई शाहजादा 
आजमके बीच हुई। इस लड़ाईमें आजम हार गया और 
मारा गया | इस प्रकार उसके बड़े भाईको गद्दीका उत्तरा- 
धिकारी होनेक। रास्ता साफ हो गया | 

जाजनगए-मुसलमानोंने उड़ीसाका उल्लेख इसी नामसे 
किया है। 

जाट-ये लोग बड़े हृष्ट-पुष्ट होते हैं और ANT, मथुरा, 
मेरठके आसपास श्रधिकतर रहते हैं। कुछ नृवंशशास्त्री 

* राजपूतोंकी तरह इनकी उत्पत्ति भी विदेशी जातियोंसे 
मानते हैं । राजपूत्तोंकी तरह जाठोंका अठारहवीं शताब्दी- 
से पूर्व कोई राज्य नहीं रहा । परंतु वे बड़े Carteret 
होते हैं, aa: औरंगजेबकी हिन्दू-विरोधी नीतिसे अत्यंत 
gem हो गये । १६८१ ई० में उन्होंने बगावत कर दी, 
अकबरके मकबरेको लूट लिया, उसकी कंत्र खोदकर 


ह॒ष्टियां निकालकर जला दीं और मुगल साम्राज्यके लिए 
अच्छी खासी आफत पैदा कर दी । बादमें उन्हें चूड़ामन 
सिहके रूपमें एक नेता मिल गया। उसने थूनमें किला 
बनवाया | वह एक स्वतंत्र राज्यकी स्थापना करनेका 
स्वप्न देखता था, परंतु १७२१ Fo में उसे sat कर लिया 
गया। चूड़ामनके भतीजे बदनसिंहने जाटोंको संगठित 
क्रिया और उनका एक राज्य स्थापित कर दिया । १७५४६ 
ई० में उसकी मृत्यु हो जानेपर उसके उत्तराधिकारी सूरज- 
मलके राज्यकालमें यह राज्य भरतपुरके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । इसके अंतर्गत आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, 
अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, फर्रुखनगर, Fara, 
रेवाड़ी, गुड़गांव तथा मथुरा जिले थे। सूरजमल (१७५६- 
६३ ई०) के समयमें जाट इतने शक्तिशाली हो गये थे 
कि मराठोंने अहमदशाह अब्दालीसे लड़नेके लिए उनकी 
सहायता मांगी । परंतु मराठा सेनापति सदाशिव राव 
भाऊ (दे० ) के घमंडपूर्ण- व्यवहारने जाटोंको इतना नाराज 
कर दिया कि उन्होंने पानीपत (दे०)की तीसरी लड़ाईमें 
कोई भाग नहीं लिया । परंतु, जाटोंको वास्तविक खतरेका 
सामना पूर्वकी दिशासे करना पड़ा । विस्तारणील, ब्रिटिश 
भारतीय साम्राज्यने लार्ड बेलेजली (दे०)के प्रशासनकाल- 
में भरतपुरका किला ले लेनेकी कोशिश की, परंतु सफलता 
नहीं मिली (१5०५ fo) | परंतु जाट थोड़े ही समय 
चैनसे बैठ पाये । १८२६ ई० में अंग्रेजोंने भरतपुरक। किला 
जीत लिया और जाटोंके स्वतंत्र राज्यका अंत हो गया । 

जातक कथा-इनमें बुद्धके पूर्वजन्मकी कथाएं मिलती हैं, 
जो पाली भाषामें हैं। जातक कथाओंके द्वार/ हमें गौतम 
बुद्ध-कालके भारतकी सामाजिक और राजनीतिक दशाका 
रोचक विवरण मिलता है । इनकी रचना तीसरी शताब्दी 
ई० पू० से पहले हुई होगी, क्योंकि भरहुत और सांचीके 
TAIZ, जो Fo go तीसरी शताब्दीके हैं, कई जातक 
कथाएं अंकित मिलती हैं। इन कथाओंके लेखक waar 
लेखकोंक। नाम ज्ञात नहीं है, परंतु इन्होंने बौद्ध धर्म, साहित्य 
और कलाको बहुत अधिक प्रभावित किया है । 

जाति व्यवस्था-हिन्दुओंके सामाजिक जीवनकी विशिष्ट 
व्यवस्था, जो उनके आचरण, नैतिकता और विचारोंको 
सर्वाधिक प्रभावित करती है । यह व्यवस्था कितनी पुरानी 
है, इसका उत्तर देना कठिन है। सनातनी हिन्दू इसे 
दैवी या ईश्वर-प्रेरित व्यवस्था मानते हैं और ऋग्वेदसे इसका 
सम्बन्ध जोड़ते हैं । लेकिन आधुनिक विद्वान इसे मानवक्ृत 
व्यवस्था मानते हैं जो फिसी एक व्यक्ति द्वारा कदापि नहीं 
बनायी गयी वरन्‌ विभिन्न कालकी परिस्थितियोंके श्रतुसार 


[66 


१६८ 


विकसित हुई। यद्यपि प्राचीन धामिक म्रंथोंमें मनुष्यों 
को चार वर्णोमें विभाजित किया गया है--ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र तथा प्रत्येक वर्णका अपना विशिष्ट धर्म 
निरूपित किया गया है तथा श्रत्तर्जातीय भोज अथवा 
अन्तर्जातीय विवाहका निषेध किया गया है, तथापि 
वास्तविकता यह है कि हिन्दू हजारों जातियों और उप- 
जातियोंमें विभाजित हैं और अन्‍्तर्जातीय भोज तथा 
अन्तर्जातीय विवाहके प्रतिबन्ध विभिन्न समयमें तथा भारत- 
के विभिन्न भागोंमें भिन्न-भिन्न रहे हैं । आ्राजकल भ्तर्जातीय 
भोज सम्बन्धी प्रतिबंध विशेषकर शहरोंमें प्रायः समाप्त 
हो गये हैं और अंतर्जातीय विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी 
शिथिल पड़ गये हैं। फिर भी जाति व्यवस्था पढ़े-लिखे 
भारतीयोंमें भी प्रचलित है और wa भी इस व्यवस्थाके 
कारण हिन्दुओंको अन्य धर्मावलम्बियोंस सहज ही अलग 
किया जा सकता है। 

ऐतिहासिक दृष्टिसे जाति व्यवस्था आरम्भिक वैदिक 
कॉलमें भी विद्यमान थी, यद्यपि उस समय उसका रूप अस्पष्ट 
था। उत्तर वैदिक युग और सूत्रकालमें यह gett बन 
गयी और विभिन्न पेशे विभिन्न जातियोंका प्रतिनिधित्व 
करने लगे | वेदपाठी, कर्मकांडी और पुरोहिती करनेवाले 
ब्राह्मण” कहलाये | देशका शासन करनेवाले तथा युद्ध- 
कलामें नियुण व्यक्ति 'क्षत्रिय' कहलाये और सर्वसाधारण, 
जिनका मुख्य धंधा व्यवसाय झौर वाणिज्य था, वैश्य' 
कहलाये। शेष लोग, जिनके धन्धा सेवा करना था, aR’ 
नामसे पुकारे जाने लगे। ऐतिहासिक कालमें मौर्य शूद्र 
माने जते थे । मेगस्थनीजने, जो चन्द्रगुप्त मौके समयमें 
भारत आया था, लोगोंको सात जातियोंमें विभाजित किया 
है जो peat जातियां होनेके बजाय वास्तवमें पेशोंके 
आधारपर वर्गीकृत जातियां थीं। उसने लिखा है, 
दार्शनिकोंको छोड़कर, जो समाजके शीर्षस्थ स्थानपर थे, 
ara लोगोंके लिए अंतर्जातीय विवाह अथवा पुश्तैनी पेशा 
बदलना वर्जित था। उसके बादके कालमें जो विदेशी 
विजेताओ्ोंके रूपमें अथवा आ्राप्रवासियोंके रूपमें भारत 
आये, उन सबको हिन्दू धर्ममें अंगीकार कर लिया गया 
और उनके धंधोंके अनुसार उन्हें विभिन्न जातियोंमें स्थान 
मिल गया। युद्ध करनेवाले लोगोंको क्षत्रिय जातिमें 
स्थान मिला और वे “राजपूत” कहलाये । इसी प्रकार 
ate आदि आदिवासियोंको भी, जिन्होंने राजनीतिक 
दृष्टिसे महत्त्व प्राप्त कर लिया था, क्षत्रियोंके रूपमें मान्यता 
प्राप्त हो गयी । मुंसलमानोंके श्राक्रमण एवं देशको विजय 
कर लेनेके समय तक भारतीय समाजमें जाति व्यवस्था 


जाफर खां-जालिम 





एक गतिशील संस्था थी। मुसलमानोंके mae बाद 
जाति बन्धन और कड़े पड़ गये। लड़ाईके मैदानमें 
मुसलमानोंका मुकाबला करनेमें असमर्थ होनेपर हिन्दुओंने 
अपनी रक्षा निष्क्रिय रूपसे जातीय प्रतिबन्धोंकी कड़ाईमें 
श्र वृद्धि करते हुए की । इस रीतिसे aah मुसलमानों- 
के अनेक शताब्दियोंके शासनकालमें हिन्दू तथा हिन्दू धर्म- 
को जीवित रखा गया । आधुनिक कालमें जाति प्रथाकी 
कड़ाई हिन्दुओंमें श्राधुनिक ज्ञान और विचारोंके प्रसारके 
फलस्वरूप काफ़ी शिथिल पड़ गयी है । भारतीय गणतंत्नकी 
नीति धीरे-धीरे जातीय भेदभाव और प्रतिबन्धोंकों समाप्त 
करनेकी है। ( हिस्द्री आफ कास्ट इन इंडिया; ई० सेनार्ट, 
“कास्ट इन इंडिया'; जे० एच० हट्टन, "कास्ट इन इंडिया', 
१६४६) 

जाफर खां-देखिये, मुशिदकुली ai’ । 

ara चारनाक-ईस्ट इंडिया कम्पनीकी हुगली नदीके किनारे 
स्थित कोठीका मुखिया । शायस्त। ath बाद नवाब 
इब्राहीम खां जब बंगालका सूबेदार बना तो उसके निमंत्रण 
पर जाब चारनाकने वह स्थान चुना जहाँ २४ अगस्त 
१६६० ई० को कलकत्ता नगरकी नींव पड़ी । अगले वर्ष 
उसको नवाबका फरमान मिला कि तीन हजार रु० 
सालाना रकम देनेपर अंग्रेजोंके मालपर चुंगी माफ कर 
दी जायगी | इस प्रकार जाब चारनाकने बंगालमें कलकृत्ता 
महानगरी और भारतमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके राज्यका 
शिलान्यास किया | (eto आर० विल्सन कृत ‘sites ME 
विलियम इन बंगाल, दो खण्ड) 

जामा मसजिद-मुसलमानों द्वारा सामूहिक रूपसे नमाज 
पढ़नेके लिए बड़ी-बड़ी मसजिदोंका निर्माण करना मुगल 
वास्तुकलाकी विशेषता रही है । जामा मसजिदें कई हैं। 
सांभलकी जामा मसजिद बाबरने १५२६ ई० में बनवायी | 
फतहपुर सीकरीकी ज।मा मसजिद अकबरने तथा दिल्‍लीकी 
शाहजहांने बनवायी। शाहजहांने आगरामें भी दूसरी 
जामा मसजिद बनवायी । -बीजापुरकी जामा मसजिद 
१५६५ ई० में सुल्तान अली आदिलशाह प्रथम (दे०) ने 
तथा बुरहानपुरकी जामा मसजिद १५८८ ई० में खानदेशके 
फारूकी वंशके बादशाह अली खांने बनंवायी । दिल्लीकी 
जामा मसजिद इन सब मसजिदोंसे बड़ी और आलीशान 
है। इसे बनानेमें चौदह साल (१६४४-५८ ई०) लगे 
और यह मुगल राजधानीके Heat feat थी । 

जालिम-इस विशेषणका प्रयोग बहमनी सुल्तान gat 
(दे०) ( १४५७-६१ ई० ) (दे०) के लिए किया 
जाता था। 


67 
जालिम fag—farat पीर 


ज्ञालिम सिह-राजपूतानके कोटा राज्यका राजपूत शासक | 
इसने १८१७ fo में ईस्ट इंडिया कम्पनीके साथ सुरक्षा 
और स्थायी मैत्रीकी आश्वित संधि कर ली जिसके परिणाम- 
स्वरूप वह मराठोंके श्राक्रमणसे अपने राज्य तथा परिवार- 
की रक्षा करनेमें सफल हो गया ater ही राजपूतानाके 
दूसरे शासकोंने भी उसका अनुसरण किया । 

जालौक-राजतरंगिणी (Fo) के श्रनुस।र अशोकका पुत्र, 
उत्तराधिकारके रूपमें कश्मीरका राज्य उसे मिला। कहा 
जाता है कि वह और उसकी रानी ईशानदेवी शिवके उपससक 
थे, उसने बहुतसे wavelet कश्मीरसे बाहर निकाल 
दिया । अ्रशोकके किसी शिलालेखमें उसका उल्लेख नहीं 
है। उसका भी कोई शिलालेख नहीं मिलता। राज- 
तरंगिणीमें उसका जो विवरण मिलता है, उससे मालूम 
होता है कि स्वयं संम्राट्‌ अशोकके परिवारके सभी सदस्य 
बौद्ध धर्मके अनुयायी नहीं थे । 

जावली-सत्रहवीं शताब्दीके मध्यमें महाराष्ट्रक। एक छोटा-सा 
राज्य | उसके Ua चन्द्ररावने शिवाजीके द्वारा स्वराज्यकी 
स्थापनाके प्रयत्नोंमें योग देनेसे इन्कार कर दिया । इसपर 
शिव्राजीके एक सहायकने उसका वध कर दिया । १६५५ 
SoH यह राज्य शिवाजीके नियंत्रणमें ar wae । 

जावा-मलय द्वीपपुंजका एक द्वीप । भारतसे इसका बहुत 
प्राचीन कालसे सम्पर्क रहा है । इसका उल्लेख यव-द्वीपके 
रूपमें रामायणमें मिलता है । ऐतिह/सिक कालमें हिन्दुओंने 
भारतसे वहाँ जाकर बस्तियाँ बसायीं । areata ग्यारहवीं 
शताब्दी ई० तक यह द्वीप शैलेन्द्र स/म्राज्यका भाग रहा I 
उसका पतन होनेपर वहाँ दूसरा हिन्दू राज्य स्थापित 
हुआ जिसकी राजधानी मजपाहित थी | जावामें बहुत-से 
हिन्दू तथा बौद्ध मंदिर मिलते. हैं, जिनमें सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण बोरोबदूर (दे०) में है। मजपाहितके हिन्दू 
राज्यका पन्द्रहवीं शताब्दी ई० में अंत हो गया । वहाँके 
हिन्दू राजाको मुसलमान बना लिया गया तथा द्वीपपर मुसल- 
सानोंका अधिकार हो गया | इस प्रकार कुछ कालके लिए 
जावासे भारतका सम्बन्ध टूट गया। Maga शतःब्दीमें 
फिरंगियोंकी व्यापारिक कम्पनियोंके आगमनसे यह 
सम्बन्ध फिर स्थापित हो गया । ईस्ट इंडिया कम्पनीने 
भारत और जावा दोनोंसे व्यापार चलनेकी कोशिश की । 
परन्तु जावामें अंग्रेजोंका स्थान धीरे-धीरे sa लोगोंने 
ले लिया । विशेषरूपसे १६२३ ई० में अम्बोयनाके हत्या- 
कांडके बाद द्वीपपर sa लोगोंक। प्रभुत्त हो गया और 
भारतसे उसका सम्बन्ध फिर टूट गया। परन्तु नेपोलियन- 
Gee समय १८११ fo में भारतके गवर्नेर-जनरल लाई 


१६६ 





मिण्टोने जावामें sa लोगोंपर चढ़ाई कर दी और द्वीपपर 
अधिकार कर लिया। परन्तु १८०१५ ई० में वियनां 
सम्मेलनके फलस्वरूप यह द्वीप डच लोगोंकों लौटा दिया 
गया और ग्रभी हाल तक उनके अधिका रमें ही रहा । ह्विंतीय 
महायुद्धके बाद डच लोगोंको वहाँसे हटना पड़ा और स्वतंत्र 
भारतीय गणराज्यके नैतिक तथा राजनीतिक समर्थनसे 
जावा तथा उसके पड़ोसके द्वीपोंकों मिलाकर इंडोनेशियाके 
cada राज्यकी स्थापना कर दी गयी । 

जावबिद खाँ-एक खोज, जो बादशाह अहमदशाह (१७४८- 
५४ ई०)के राज्यकालमें fact दरबारियोंके दलका 
नेत। बन गया । उसकी वजहसे वजीर सफदरजंग (दे०) 
की सत्ताकों खतरा पैदा हो गया और वजीरकी साजिशसे 
उसकी हत्या कर दी गयी। 

लजिजी-कर्ताटकका एक मजबूत किला, जो गोलकुण्डाके 
सुल्तानके राज्य क्षेत्रके अंतर्गत था। १६७७ ई० में मराठा 
छत्रपति शिवाजीने इसपर अ्रधिक/र कर लिया। १६८० Fo 
में शिवाजीके देहावसानके समय यह किला तथा आसपास- 
का क्षेत्र उनके साम्राज्यके अंतर्गत था। १६८६ ई० में 
शिवाजीके बड़े पुत्र शम्भूजीकों जब औरंगजेबने कैद कर 
लिया: और मरवा दिया, तब उनका दूसरा Ta राजाराम 
गद्दीपर बैठा । वह मुगलोंके डरसे राजधानी रमगढ़को 
छोड़कर जिजी भाग गया और रामगढ़पर मुगलोंका अ्रधि- 
कार हो गया । इसके बाद जिंजी पूर्वीतटपर मराठोंके 
स्वातंल्ययुद्धका प्रमुख केन्र बन गया । तीन पहाड़ियोंकी 
किलेबंदीकों मजबूत दीवालसे जोड़कर ३ मीलकी परिधिमें 
जिंजीका शक्तिशाली किला बना हुआ था। औरंगजेबने 
सोचा कि राजारामकों पराजित करनेके लिए जिजीके 
किलेपर अधिक/र करना जरूरी है। अतएव १६६० ई० में 
विशाल मुगल सेनाने जिंजीके किलेको घेर लिया । लेकिन 
इसकी किलेबंदी इतनी मजबूत. थी कि मुगल फौजें इसपर 
अधिकार न कर सकी और उन्हें बार-बार पीछे as दिया 
गया । लगभग ८ वर्षके घेरेके बाद ही जिजी किलेपर 
१६६८ ई० में औरंगजेबका अधिकार हो सका। लेकिन 
राजाराम सकुशल किलेसे बाहर निकल गया, WATT 
जिजीपर मुगल फौजोंका अधिकार बेकार साबित 
हुआ । ह 

बादमें इस किलेपर फ्रांसीसी लोगोंने अधिकार कर 

लिया | १७६१ ई० में पांडिचेरीके पतनके बाद उन्हें यह्‌ 
किला अंग्रेजोंको सौंप देना पड़ा । 

जिन्दा पीर-भौरंगजेबके कालमें अनेक भारतीय मुसलमान 
बादशाह औरंगजेबको इस नामसे सम्बोधित करते थे । 


10 


quo 


} 


farat राती-जीवन at 





fart रानी-पंजाबके महाराज रणजीतसिह (Fo) की 
पाँचवी रानी तथा उनके सबसे छोटे बेटे दलीपसिहकी 
माँ। १८४३ fo में जब दलीपसिंह गद्दीपर बैठा तो वह 
नाबालिग ar, ware farat रानी उसकी संरक्षिका बनी । 
परन्तु वह इस पदभारकों संभाल नहीं सकी और १८४५ 
ई० में प्रथम सिखयुद्ध (दे०) fos गया। जब १८४६ 
ई० में लाहौरकी संधिके द्वारा प्रथम सिख-युद्ध समाप्त 
हुआ तो जिन्दां रानी दलीपसिहकी संरक्षिका बनी रही । 
परन्तु उसकी गतिविधियोंके कारण ब्रिटिश सरकार उसे 
संदेहकी दृष्टिसे देखने लगी और १८४८ oH पड्यंत्र रचने- 
के अ्रभियोगमें उसे लाहौरसे ger दिया गया। द्वितीय 
सिख-युद्ध (१८४६ fo) जिन कारणोंसे छिड़ा, उनमें 
एक कारण यह भी था। इस युद्धमें भी सिखोंकी हार 
हुई । युद्धकी समाप्तिपर दलीयसिहकों गद्दीसे उतार 
दिया गया और रानी जिन्दांके साथ इंग्लैण्ड भेज दिया 
गया | वहीं रानीकी मृत्यु हो गयी । 
जिन्ना, मुहम्मद अली (१८५७६-१६४८ ई०)-पाकिस्तानके 
संस्थापक भारतीय मुसलमान | उनका जन्म कराचीमें 
हुआ, कानूनका अध्ययन किया, और वम्बईमें उनकी 
वैरिस्टिरी अ्रच्छी चलने लगी [ उन्होंने दादाभाई नौरोजी 
(दे०) तथा गोपालकृष्ण ग़ोखले (दे०) जैसे कांग्रेसके 
नरमदलीय नेताओंके अनुयायीके रूपमें भारतीय राजनीतिमें 
प्रवेश किया। १६१० ई० में वे वम्बईके मुसलिम निर्वाचन 
क्षेत्रस केन्द्रीय लेजिस्लेटिव कौंसिलके सदस्य चुने गये, 
9892 fo में मुसलिम लीगमें शामिल हुएऔर १६१६० 
में उसके were हो गये । इसी हैसियतसे उन्होंने संवैधानिक 
सुधारोंकी संयुक्त कांग्रेसललीग योजन। पेश की। इस 
योजनके अंतर्गत कांग्रेस-लीग समझौतेसे मुसलमानोंके 
लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिन प्रांतोंमें वे अल्प- 
संख्यक थे वहाँ उन्हें अनुपातसे भ्रधिक प्रतिनिधित्व देनेकी 
व्यवस्था की गयी। इसी समझौतेकों 'लखनऊ-समझौता' 
कहते हैं । 
frat भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके समर्थक थे । परन्तु 
गांधी जीके असहयोग आंदोलनका उन्होंने तीत्र विरोध 
किया और इसी प्रश्नपर कांग्रेससे वे अलग हो TT 
इसके TT उनके ऊपर हिन्दू राज्यकी स्थापनकिे भयका 
भूत सवार हो गया। उनका कहना था कि अंग्रेज लोग 
जब भी सत्ता हस्तांतरण करें, उन्हें उसे हिन्दुओंके हाथमें 
नहीं सौंपन। चाहिए, हालांकि वे बहुमतमें हैं। ऐसा 
करनेसे भारतीय मुसलमानोंको हिन्दुश्लोंकी अ्रधीनतामें 
रहना पड़ेगा। frat अब भारतीयोंकी स्वतंत्रताके 


अधिकारके बजाय मुसलमानोंके अ्रधिकारोंपर ज्यादा 
जोर देने लगे। उन्हे अंग्रेजोंका सामान्य कूटनीतिक 
समर्थन मिलता रहा और इसके फलस्वरूप वे अ्रंतमें भारतीय 
मुसलमानोंके नेताके रूपमें देशकी राजनीतिमें उभड़े । 
उन्होंने लीगका पुनर्गठन किया और 'कायदे ग्राजम' (महान 
नेता)के रूपमें विख्यात हुए। १६४० ई० में उन्होंने 
धामिक आधारपर भारतके विभाजन तथा मुसलिम 
बहुसंख्यक प्रांतोंको मिलाकर पाकिस्तान बनानेकी मांग 
की | बहुत कुछ उन्हींकी वजहसे १९४७ fo में भारतका 
विभाजन और पाकिस्तानकी स्थापना हुई। पाकिस्तानके 
पहले गवर्तर-जनरल बनकर उन्होंने पाकिस्तानकों एक 
इसलामी राष्ट्र बनाया । पंजाबके दंगे तथा सामूहिक 
रूपसे जनताका एक राज्यसे दूसरे राज्यको निर्गमन उन्हींके 
जीवनकालमें हुआ | भारत और पाकिस्तानके बीच 
कश्मीरक। विवाद भी उन्होंने ही खड़ा किया । ११ सितंबर 
१६४८ fo को कर/चीमें उनकी मृत्यु हुई । 

जियाउद्दीन बर्नो-प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार, जिसे सुल्तान 
फिरोजशाह तुगलक (दे०)का संरक्षण प्राप्त था। उसके 
a ‘aide फिरोजशाही'में उसके संरक्षकके शासनकालका 
तात्कालिक ब्यौरा है। इसके अतिरिक्त उसके पूर्वेवर्ती 
सुल्तान मुहम्मद तुगलकके शासनका भी ब्यौरा दिया गया 
है । 

जिलेस्पी, जनरल सर आर० आर ०-१८११ ई०» में फ्रांसी- 
सियोंकों जावामें पराजित कर इसने बड़ा नाम कमाय।, किन्तु 
नेपालके पहाड़ी किलेपर अधिकार करनेके प्रयासमें गोरखा 
युद्ध (१८१४-१५) के दौरान पराजित gar और मारा 
गया | इससे अंग्रेजोंकी प्रतिष्ठाकों गहरा धक्का लगा। 

जिहाद-वह मजहबी लड़ाई जो मुसलमान लोग अन्‍य धर्माव- 
लम्बियोंसे लड़ते थे। आज भी झगड़ालू मुसलमान नेता 
जब-तब जिहादका नारा देते रहते हैं । 

जीजाबाई (अथवा जीजीबाई)-मराठा राज्यके संस्थापक 
शिवाजी (दे०)की माँ । पतिके द्वारा उपेक्षित कर दिये 
जानेपर भी वह अपने gaa संरक्षिका बनी रहीं और 
उनके चरित्र, महत्त्वाकाक्षाओं तथा आादशोंके निर्माणमें 
सबसे भ्रधिक योगदान किया । शिवाजीके जीवनकी दिशा 
निर्धारित करनेमें उनकी माताक। सबसे अधिक प्रभाव था । 

जीवन खां-बोलन ate निकट दादरका एक अफगान 
सरदार | शाहजहाँका सबसे बड़ा लड़का दारा १६५६ Fo 
में उसीके पास भागकर शरण माँगने पहुँचा था । शाहजादा 
दाराने इससे पहले जीवन खाँकों शाहजहाँके हुक्मसे सूलीपर 
चढ़ाये जानेसे बचाया था। परन्तु जीवन खाँ Far 





pt) 


जीवित गुप्त प्रथम-जेन्किन्स, सर रिचर्ड 


१०१ 





निकला और उसने zee WIR उसकी दो लड़कियों तथा एक 
लड़केको औरंगजेबके सिपहसालार बहादुर alt सुपुर्द 
कर दिया। बहादुर खाँ दाराकों बंदी बनाकर दिल्ली 
लाया, जहाँ उसे कुछ समय बाद फाँसी दे दी गयी । 

जीवित गुप्त प्रथ्म-गुप्तवंशके बादके राजाप्रोंमें शुरूमें 
हुआ । वह हर्षगुप्तका पुत्र और उत्तराधिकारी था, 
जो छठी शताब्दी ई० के द्वितीय चतुर्थाशर्में gat । वह 
पूर्वी हिमालय प्रदेश और बंगालकी खाड़ीके बीचके भूभागमें 
राज्य करता था । उसके बारेमें और कुछ ज्ञात नहीं है । 

जीवित गुप्त द्वितीय-बादके गुप्त राजाओरोंमें अंतिम राजा । 
वह आठवीं शताब्दीके छठे दशकमें राज्य करता था। 
उसके देववरनाकके शिलालेखमें उसके द्वारा भूमिदानका 
उल्लेख मिलता है। उसके बारेमें और कुछ ज्ञात 
नहीं है । 

जुझारसिह-राजा वीरसिंह बुंदेला (दे०) का पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी । जहाँगीर (उस समय शाहजादा 
सलीम ) के कहनेसे वीरसिंह बुंदेलाने wat फजलको मार 
डाला था और १६०४ ई० में जहाँगीरके तख्तपर बैठनेपर 
वह पुरस्कृत हुआ था । जब शाहजहाँ तख्तपर बैठा, तब 
राज़ा वीरसिंह बुंदेला द्वारा छीने गये इलाकोंके बारेमें 
जाँच करनेकी बात चली। इसपर जुझार सिंहने विद्रोह 
कर दिया, परन्तु उसे शीघ्र वशमें कर लिया गया और 
हर्जानिके रूपमें उसे बहुत-स। रुपया और जमीन देनी पड़ी । 
जुझारसिहने बादशाहकी सेवा करना स्वीकार कर लिया 
और कई वर्षों तक दक्खिनमें रहा, जहाँ उसने बहुमूल्य 
सेवा की । उसे ऊँचा मनसब और राजाका खिताब मिला । 
इससे उसकी महत्त्वाकांक्षाएँ जाग उठीं और उसने शाहजहाँके 
game fears अपने पड़ोसी चौरागढ़के राजापर हमला 
कर दिया और उसे मार डाला। इसपर शाही फौजोंने 
उसपर चढ़ाई कर दी और उसे शीघ्र हरा दिया । शाही 
फौजों द्वारा पीछा किये जानेपर वह पड़ोसके जंगलोंमें भाग 
गया, जहाँ गोंडोंने उसे मार डाला । 

जुल्फिकार खां-एक मुगल अमी र, जिसने बहादुरशाह (दे०) 
के शासनकालमें भारी शक्ति एवं समृद्धि अजित की az 
औरंगजेबके प्रधान मंत्री असद खाँका पुत्र था। बहादुर 
शाहकी मृत्यु के बाद, उसकी गद्दीके लिए होनेवाली 
लड़ाईमें जुल्फिकार ata हस्तक्षेप किया । उसने बादशाहके 
चारों पुत्रोंके बीच फूट पैदा करा दी तथा जहाँदारशाहको 
सिंहासन प्राप्त करनेमें सहायता पहुँचायी । जुल्फिकार उसे 
अपने हांथकी कठपुतली बना कर रखना चाहता था। 
सिहासनारोहणके ग्यारह महीने बाद १७१३ ई० में उसने 


जहाँदारशाहको कत्ल कर दिया और फर्ुखसियरकों 
गद्दीपर बिठाया। १७१३ ई० में फरुंखसियरके gana उसे 
कत्ल कर दिया गया । 

जूना खाँ-देखो मुहम्मद तुगलक | 

जेकब, जान (१८१२-५८ ई०)-१८२८ fo H ईस्ट इंडिया 
कम्पनीके तोपखानेमें प्रविष्ट हुआ । उसने पहले अफगान- 
युद्ध (दे०) तथा १८४३ fo में सिधमें मियामीकी लड़ाईमें 
हिस्सा लिया । १८४७ fo में वह सिधका राजनीतिक 
अधीक्षक नियुक्त किया गया । वह योग्य प्रशासक था और 
उसने अपने व्यक्तिगत प्रभाव तथा फौजी कार्रवाइयोंसे 
सिधकी सीमापर शांति स्थापित की । वह कुशल पर्यवेक्षक 
था और उसने १८५३ ई० में भारत सरकारको चेतावनी दे 
दी थी कि सिपाहियोंमें गदरकी आशंका है | परन्तु लार्ड 
डलहौजीने जल्दी भयभीत होनेवाला कहकर उसकी 
निंदा की। १८५८ ई० में दिमागमें सूजन ar जानेसे सिंधमें 
उसकी मृत्यु हो गयी । सिधक। जैकोबाबाद नगर उसीकी 
याद दिलाता है। 

जेजाकभुक्ति-यमुना और नर्मदा नदियोंके drat स्थित । 
इसे wa बुंदेलखंड कहते हैं। इसपर चंदेल राजाओोंका 
शासन था। यह अब आंशिकरूपसे उत्तर प्रदेशमें तथा 
आरंशिकरूपसे मध्यप्रदेशमें सम्मिलित 21 इसके मुख्य 
नगर महोबा, कालिजर तथा खजुराहो हैं, जहाँ बहुतसे 
सुंदर मंदिर और जलाशय वर्तमान हैं । इन जलाशयोंको 
पहाड़ियोंके बीचके मार्गको बाँधोंसे अवरुद्ध करके निर्मित 
किया गयाथा। 

जेटलेण्ड, लार्ड-१६१३ से १६२२ ई० तक बंगालक। गवर्नर | 
एक योग्य प्रशासकसे भी बढ़कर वह एक योग्य लेखक था । 
उसके प्रमुख ग्रंथ हैं--ल।इफ आफ लार्ड कर्जन' और 
हार्ट श्रॉफ आर्यावर्त' । उसने जब ये ग्रंथ लिखे, तब वह 
are रोनाल्‍डशेकी उपाधिसे विभूषित हो गया था । 

जेन्किन्स, सर रिचर्ड (१७८५-१८५३ ई०)-ईस्ट इंडिया 
कम्पनीकी सेवामें १८०० Fo में आया और १८०४ ई० में 
उसका तबादला राजनीतिक घिभागमें कर दिया गया। 
वह १८१० से १८२७ Fo तक नागपुरमें ब्रिटिश रेजिडेंट 
रहा । १८१८ ई० में अ्रप्पा साहब (दे०)के गद्दीसे उतार 
दिये जानेके बांद वह अगले राजाकी नाबालिगी अवस्थामें 
नागपुर राज्यका प्रशासक रहा। उसने १८२८ ई० में 
ईस्ट इंडिया कम्पनीकी नौकरीसे अ्रवकाश ग्रहण किया । 
वह १८३७-१८४१ fo तक ब्रिटिश पार्लियामेन्टका 
सदस्य रहा। १५३६ fo Hag ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
कोर्ट आफ डाइरेक्ट्सका चेयरमैन हो गया | 


|६४ 


१७२ 


जेबुच्निसा, शाहजादी-जेतपुर 





जेबुनल्िसा, शाहजादी-औरंगजेबकी पुत्री (१६३६- 
१७०६)। वह बड़ी ही गुणवती महिला थी। फारसी और 
ada अच्छी विदुषी तथा सुलेखिका थी। उसने 
अपना अच्छा पुस्तकालय बनाग्रा था। वह अच्छी 
कवियत्वी भी थी । उसने guage टीका भी 
लिखी थी । 

जेम्स प्रथम-इंग्लैण्डके राजा (१६०३-२५ Fo) ने सर 
थामस रोको अपना दूत बनाकर १६१४५ ई० में बादशाह 
जहाँगीर (Fo) दरबारमें भेजा । जेम्स प्रथम इंग्लैण्डका 
पहला राजा था, जिसने भारतसे सीधा सम्पर्क स्थापित 
किया । 

जेवियर, फादर जेरोम-जेसूइट सम्प्रदायका पुर्तंगाली साधु | 
वह MATH राज्यकाल (१५५६-१६०५ Fo) में भारत 
आया था | फादर जेवियर, बादशाह अ्रकबरके घनिष्ठ 
सम्पर्कमें भ्राया । बादशाह उससे सर्वप्रथम १५६५ ई० में 
लाहौरमें मिला था। जहाँगीरके शासनकाल तक फादर 
जेवियरने मुगल दरबारसे सम्पर्क बनाये रखा। उसने 
सम्राट्से धर्मपरिवर्तत करानेकी अनुमति ले ली किन्तु 
उसे किसीकों ईसाई बनानेमें सफलता न मिली । उसने 
मुगल सम्राठोंसे भारतमें बसे पुर्तगालियोंके लिए कुछ 
रियायतें अवश्य प्राप्त कीं । फादर जेरोम जेवियर और 
उसका साथी एमैनुएल पिनहेरो बड़े कुशल पत्नलेखक थे | 
इन पत्नोंमें seach परवर्ती शासनकाल और जहाँगी रके 
पू्ववर्ती शासनकालका रोचक विवरंण प्राप्त होता है। 
(सर fo aaa कृत fe जेसुएट्स एण्ड द ग्रेट 
मुगल”) 

जेसुइट पादरी-(अज्ञानियोंमें ईसाई धर्मका प्रचार करनेके 
उद्देश्यसे संगठित सोसाइटी आफ जीससके सदस्य) ये 
पहली बार भारत तथा गोझ्राकी पुतंगाली बस्तीमें १५४२ 
ई० में art | । बादशाह अकबरसे मिलनेके लिए जो पहले 
Haze पादरी पहुँचे, वे साधु रिदालफो अ्रकविवा तथा साधु 
अन्तानियों मोनसेरेत (दे०) थे। वे १५८० Fo में फतह- 
पुर सीकरीमें बादशाहसे मिले। जेसुइट पादरियोंका 
दूसरा दल १५६० ई० में बादशाहके दरबारमें पहुँचा और 
तीसरा दल १५६५ ई० में wear | बादशाहने HIRE पाद- 
रियोंकी बातें ध्यान और सम्मानसे सुनीं और एक समय 
यह आशा होने लगी कि वे बादशाहको ईसाई धर्ममें बप- 
तिस्मा देनेमें सफल हो जायेंगे । उन्होंने भारतमें व्यापार 
करनेवाली “पुतंगाली कम्पनीको राजनीतिक तथा ब्या- 
पारिक सुविधाएँ ferret भी कोशिश की। परन्तु 
उनकी सारी कोशिशें विफल रहीं और अ्रकबरने ईसाई 


धर्ममें बपतिस्मा नहीं. लिया । जेसुइट पादरी जहाँगीरके 
दरबारमें भी पहुँचे । उसने उन्हें भ्रपता गिरजाघर बनाने, 
अपने पादरियोंके लिए लाहौरमें एक मठ बनवाने तथा बाद- 
शाहकी भारतीय प्रजाको बपतिस्मा देकर ईसाई बनानेकी 
इज़ाजत दे दी । परन्तु जहाँगीरने भी जेसुइट पादरियोंकी 
यह आशा पूरी नहीं की कि वह बपतिस्मा लेकर ईसाई बन 
जायगा | बादमें राजनीतिक कारणोंसे उसने पुर्तंगालियोंके 
विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी । फलस्वरूप उसने जेसुइट 
पादरियोंको sree दिया कि वे गिरजाघर बंद कर दें और 
saat carat बपतिस्सा देकर ईसाई न बनायें । जहाँगीर- 
के राज्यकालके बाद जेसुइट पादरियोंका सारा राजनीतिक 
प्रभाव समाप्त हो गया । फिर भी उन्होंने भारतमें ईसाई 
धर्मका प्रचार-कर्य जारी रखा, बहुतसे भारतीयोंको ईसाई 
बनाया और कलकत्ताके सेंट जैवियर कालेज जैसी शिक्षण 
संस्थाओंकी स्थापना की । 

जेहलम (अथवा झेलम )-पंजाबकी पाँच मुख्य नदियोंमेंसे 
एक । यूनानियोंने इसका नाम हाइडस्पीस लिखा है, 
जिसके पूर्वमें पुरु (पोरस)का राज्य ar मकदूनियाके 
राजा सिकंदरने जब ३२६ ई० पू० में भारतपर आक्रमण 
किया तो ge पहला भारतीय राजा था, जिसने उसका प्रबल 
प्रतिरोध किया | 

जैकसन, कवर्लो-१५५७ ई० में गदरके आरम्भिक कालमें 
अवधका चीफ कमिश्नर | वह बड़े क्रोधी स्वभावका था, 
उसमें युक्ति-कौशल और संयमक। अभाव था । उसने गद्दीसे 
उतार दिये गये wae नवाबकी फौज बर्खास्त कर दी 
और इस तरह उस फौजके सिपाहियोंमें भारी असंतोष 
उत्पन्न कर दिया, जिनकी जीविकाका कोई साधन नहीं 
रह गया था | उसने अवधके ताल्लुकेदारोंकी रियासतोंकी 
जाँच आरम्भ की, जिससे इस प्रभावशाली वर्गमें भारी 
हैरानी और बेचैनी फैल गयी, फौजके बर्खास्त सिपाहियों 
और भयभीत तः/ल्लुकेदरोंने गदरमें प्रमुख हिस्सा लिया | 
१८५४ ई० में हेनरी AAT जैकसनकी जगह भेजा गया, 
परन्तु उस वक्‍त तक इतनी देर हो चुकी थी कि गदरकों 
रोकना सम्भव नहीं था । 

जैकोबाबादकी संधि-ब्रिटिश भारतकी सरकार और कलातके 
खानके बीच १८७६ ई० में हुई। इस संधिके द्वारा फौजी 
छावनीके रूपमें ater नगर ब्रिटिश भारतकी सरकारको 
मिल Tat | 

जैतपुर-एक छोटा-सा देशी राज्य, जिसे ars डलहौजी 
(दे०) ने १५५० oH जब्तीका सिद्धांत लागू करके ब्रिटिश 
भारतीय साम्राज्यमें मिला लिया । * 


}43 


जैनधर्म-जोधपुर 


१७३ 





wa धर्म-इसका प्रवर्तन छठी शताब्दी ई० go में वर्धमान 
महावीर (दे०)ने पाश्वनाथकी शिक्षाप्रोंके आ्राधारपर 
किया जो उनसे पहले हुए थे । पाश्वेनाथ और महावीर 
दोनों राजकुलमें जन्मे थे, दोनोंने संसार त्याग दिया और 
अनागार श्रमण बन गये | महावीरले पूर्ण (केवल) ज्ञान 
प्राप्त किया और जिन (इन्द्रियोंक विजेता) तथा निर्ग्र्थ 
(बाह्य और आशभ्यंतर ग्रंथियोंसे रहित) कहलाने लगे। 
इसीलिए उनके अनुयायियोंकों जैन और निगंठ (free) 
दोनों कहते हैं । जैन धर्ममें ब्राह्मण धर्मका कर्म (दे०) तथा 
पुनर्जन्मका सिद्धांत ग्रहण कर लिया गया है, परन्तु बेदोंको 
प्रमाण नहीं स्वीकार किया जाता, वर्णभेद नहीं माना जाता 
और यज्ञमें पशुओंकी वलिका विरोध किया जाता है । वह 
परमात्माको इस जगतका कर्त्ता नहीं मानता । बह मानता 
है कि प्रत्येक मनुष्यका चैतन्ययुक्त AAT स्वभावसे अनंत 
गुणोंसे युक्त होता है और जब अपने शुद्ध रूपको प्राप्त कर 
लेता है तो परमात्मा कहलाने लगता है। एक जैनधर्मा- 
नुयायीका जीवन-लक्ष्य होता है श्रात्माको बार-बार जन्म 
लेनेंके बंधनसे मुक्त करके उस सिद्धशिलापर स्थित कर देना 
जहाँ वह परम ae मग्न रहता है । इसे ही निर्वाण 
अथवा मोक्ष कहा जात। है । मोक्षकी प्राप्ति रत्लत्नय मार्गसे 
संभव है। रत्नतयका आशय जीवनके तीन सिद्धांत 
रत्नोंसे है--सम्यक्‌ दर्शन (सच्चा विश्वास), सम्यक्‌ 
ज्ञान (सच्चा ज्ञान) तथा सम्यक्‌ चारित्र (सच्चा आचरण )। 
waar मार्गपर चलनेके लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य ग्रावश्यक हैं। 
जैन धर्ममें अहिसके सिद्धांतपर बौद्ध धर्मकी अपेक्षा 
कहीं अधिक बल दिय। जाता है । वह मानता है कि चेतनासे 
युक्‍त प्रत्येक पदार्थ जीव होता है और दुःखका अनुभव 
करता है । इसीलिए जैनधर्मानुयायी किसी जीवको दुःख 
पहुँचानेसे अपनेको बचाता है। जैन धर्म मोक्षकी प्राप्तिके 
लिए बाह्य तथा अंतरंग तपपर बल देता है । वह परिय्रह- 
. त्याग नग्नताकी सीमा तक ले जाता है । परन्तु इस विषयमें 
दो मत पाये जाते हैं । एक वर्ग साधुओंके लिए श्वेत वस्त्र 
धारण करनेका MTNA करता है। इस प्रकार जैनोंमें 
दो भेद मिलते हैं । जो सांधुके लिए वस्त्र-त्याग (दिगम्बर 
वेश) आवश्यक मानते हैं, वे दिगम्बर कहलाते हैं। जो 
साधुभरोंको श्वेत वस्त्र-धा रणकी ग्रनुमति देते हैं, वे श्वेत/म्बर 
कहलाते हैं । जैनधर्मानुयायी यद्यपि जगत्‌के कत्तकि रूपमें 
परमात्मामें विश्वास नहीं करते, तथापि बे ब्राह्मणोंको 
अपना पुरोहित बनाते हैं और कुछ हिन्दू देवताओंकी पूजा 
भी करते हैं। उनके मंदिरोंमे जिन महावीर तथा उनके 





पूर्ववर्ती तीर्थकरों (मार्ग-प्रवर्तकों) की मूंतियाँ स्थापित 
की जाती हैं, जिनकी पूजा होती है। जैनधर्मानुयायी भी 
अपनेको हिन्दू मानते हैं, सिर्फ उनके कुछ दाशनिक तथा 
धामिक सिद्धांत उनसे भिन्न हैं। जैन धर्ममें गृहस्थोंके 
लिए भी धर्मका fame विधान है । जैन धर्म कभी भारतकी 
सीमाओंसे बाहर नहीं फैला । प्राचीन भारतमें देशके दक्षिणी 
तथा पश्चिमी भाग जैन धर्मके गढ़ थे । जैन धर्मका विशाल 
साहित्य है । उसका प्राचीन साहित्य ‘ga’ कहलाता है, 
जिनकी संख्या चौदह है । यह साहित्य भ्र््धमागधी भाषामें 
था और उसमें महावीरकी शिक्षाओ्रोंक संग्रह था। जैन 
साहित्यका वर्गीकरण बारह अंगों, उपांगों, मूलसूत्रों झ्रादिमें 
किया जाता है। जैन धर्ममें विशाल लौकिक साहित्य भी 
मिलता है, जिसमें महाकाव्य, आख्यान, नाटक, दर्शन- 
शास्त्र, न्‍्यायशास्त्र, व्याकरण, कोशविज्ञान, काव्यशास्त्र, 
गणित, नक्षत्र विद्या, फलित ज्योतिष, राजनीतिशास्त्र 
तथा शिक्षाशास्त्रसे सम्बन्धित ग्रंथ हैं। विविध विषय 
विभूषित विशाल जैन साहित्यने भारतीय चिताधारा तथा 
संस्कृति के विकासमें भारी योगदान किया है । 

जैनुल आब्दीन-कश्मी रका आठवाँ सुल्तान | इसने १४२० से 
१४६० ई० तक शासन किया । उसका शासन धामिक 
सहिष्णुताके सिद्धांत तथा व्यवहारपर आधारित था। 
उसने हिन्दुओंपर लगे 'जजिया' (दे०)को निरस्त कर 
दिया और उन्हें मन्दिर बनानेकी wate भी प्रदान की । 
बह मांस खानेसे परहेज करता था, उसने गोवधपर प्रति- 
बन्ध लगाया और साहित्य व ललित कलाको प्रोत्साहन 
fear) उसने करोंको कम कर दिया तथा मुद्रा-सुधार 
किया ae फारसी, हिन्दी तथा तिब्बती भाषाओंका 
ज्ञाता था तथा कविता, संगीत व चित्रकलौका संरक्षक 
था | उसने महाभारत- (Zo) तथा राजतरंगिणी (Zo) 
का अनुवाद संस्कृतसे फारसीमें तथा कुछ फारसी ग्रंथोंका 
अनुवाद हिन्दीमें कराया। उसने सदाचारपूर्ण जीवन- 
यापन किया । वह एकपल्नीब्रती था। पुत्रोंके बीच 
सिहासनके लिए संघर्ष होनेके कारण, उसके जीवनके 
अन्तिम वर्ष दुःखपूर्ण बीते । १४७० ई० में उसकी मृत्युके 
बाद उसके दूसरे पुत्र हाजी खाँने शासनभार सम्हाला | 

जोधपुर-राजस्थानका एक नगर एवं राज्य, जो मारवाड़के 
नामसे भ्रधिक प्रसिद्ध रहा | वहाँके धनी व्यवसायी “मारवाड़ी” 
कहलाते हैं। इस नगरकी स्थापता १४५६० में राव 
जोधाने की जो कन्नौजके राजां जयचंद (दे०)का वंशज 
था। इस राज्यकी स्थापना इससे काफी पहले राव चंडने 
की थीं, जो जयचंदकी पोढ़ीमें बारह॒वाँ राजा art 


14५ 


qu¥ 


जोन्स, सर हारफो्ड-टाटा परिवार 





१५६१ ई० में जोधपुर राज्यको बादशाह भ्रकबरकी अधीनता 
स्वीकार करनी पड़ी और म्‌गलोंके यहाँ डोला भेजना 
पड़ा। १६७८ ई० में राजा जसवंतर्सिह (दे०) के देहाव- 
सानपर औरंगजेबने उसके लड़केको मुसलमान बनाने और 
जोधपुरको मुगल साम्राज्यमें मिला लेनेकी योजन। बनायी । 
इसके विरोधमें जोधपुर, जयपुर तथा उदयपुरमें मुगल 
साम्राज्यका जुआ उतार फेंकनेकी एक संधि हुई। इसके 
फलस्वरूप राजपूत-युद्ध छिड़ गया, जिसका अंत मुगलों 
द्वारा राजपृतोंको कुछ सुविधाएँ दिये जानेसे हुआ । परन्तु 
बादमें त्विराज्य संधिकी एक धाराको लेकर तीनों राज्योंमें 
विवाद छिड़ गया । इस धाराके अनुसार जयपुर तथा जोध- 
पुरके राजाओ्रोंको उदयपुरके .राणा वंशकी लड़की लेनेका 
अधिकार मिल गया था। मुगल बादशाहोंकों लड़कियाँ 
देनेके कारण दोनों राज्योंमें उदयपुरकी लड़कियाँ नहीं दी 
जाती थीं। इसके साथ यह शर्त लगा दी गयी कि जयपुर 
तथा जोधपुरके राजघरानोंमें उदयपुरके राजघरनेकी जो 
लड़कियाँ ब्याही जायेंगी, उनकी संतानोंको अन्य राज- 
घरानोंकी रानियोंसे उत्पन्न संतानोंकी अपेक्षा सबसे पहले 
राज्यका उत्तराधिकारी- बननेका हक होगा । इस शर्तके 
फलस्वरूप इन राजधरानोंकी बादकी पीढ़ियोंमें अनेकानेक 
उत्तराधिकार सम्बन्धी युद्ध हुए जिनमें गद्दी पानेके प्रति- 
इन्द्दी दावेदारोंने मराठोंकी सहायंता लेना शुरू कर दिया । 
अंतमें मराठोंने सभी राजपूत राज्योंको अपने अधीन कर 
लिया और उनके राज्योंको नष्ट कर दिया। १८१८ ई० में 
जोधपुर राज्यने अंग्रेजोंका आश्रित बनना स्वीकार करके 
अपनी tar Bt | गदरके समय यह राज्य अंग्रेजोंका वफा- 
दार बना रहा । ३० मार्च १६४६को इसका विलय राज- 
स्थान संघमें कर दिया गया। 

जोन्स, सर हारफोर्ड-१८०६ ई० में इंग्लैण्डके राजाका दूत 
बनाकर फारसके शाहके दरबारमें भेजा गया। उसको 
यह काम सौंपा गया कि वह फारसको फ्रांस तथा रूसके 
प्रभावमें न जाने दे । सर हारफोर्डने फारससे एक संधि की, 
जिसके द्वारा उसने वचन दिया कि वह यूरोपके किसी 
देशकी सेना|को फारससे होकर भारत जानेकी इजाजत 
नहीं देगा और यदि ब्रिटिश भारतपंर किसी विदेशी ताकतने 
हमला किया तो उसकी मदद करेगा | इसके बदलेमें ब्रिटेन- 
ने वचन दिया कि यदि फारसपर किसी यूरोपीय ताकतने, 
चाहे फौजके द्वारा और चाहे आर्थिक सहायताके द्वारा 
अथवा फौजी अ्रफसरोंकी सेवाएँ उधार देकर, हमल। किया 
तो वह उसकी मंदद करेगा । यह आशा की जाती थी कि 
इस संधिके द्वारा फ़ारसकों भारत-तथा फ्रांस अथवा SAH 


बीच एक मध्यवर्ती राज्य बना दिया जायगा। II 
बादके घटनाक्रमसे प्रमाणित हुआ कि इंग्लैण्ड भर भारत 
दोनों फारससे इतनी दूर और इतने निर्बल थे कि रूससे 
उसकी रक्षा करनेके लिए उसे आवश्यक सहायता देनेमें 
समर्थ नहीं थे और १८०६ की संधि काम नहीं आयी । 

जौनपुर-उत्तर प्रदेशक। एक नगर जो पहले एक राज्य AT | 
इस नगरकी स्थापना सुल्तान फीरोजशाह तुगलक (दे०)ने 
की थी। उसने इसका नामकरण अपने पूर्वाधिकारी 
मुहम्मद तुगलक (दे०)के नामपर किया, जिसे जूना खाँ 
भी कहते थे। तैमूरके हमलेके समय इसका शासन ख्वाजा 
जहाँके हाथमें था, जिसने दिल्लीके सुल्तानोंकी बहुमूल्य 
सेवा की थी। तैमूरके हमलेके फलस्वरूप सल्तनतमें जो 
अव्यवस्था फैली, उससे AM उठाकर ख्वाजा जहाँने अपनेको 
स्वतंत्र कर लिया और wat वंशकी स्थापना की । इस 
वंशने sy वर्षतक जौनपुरमें राज्य किया | अंतमें सुल्तान 
बहलोल लोदी (दे०)ने उसकी स्वतंत्रताका अंत कर दिया । 
शर्कीवंशके राज्यकालमें जौनपुर कला और संस्कृतिका 
महान्‌ केन्द्र बन Ta । उसने वास्तुकलाकी अपनी विशिष्ट 
शैली विकसित की, जिसका शानदार नमूना अटठाला मसजिद 
है। यह तीसरे सुल्तान इब्राहीमके राज्यकालमें १४०८० 
में पूरी हुई । 


a 
झाँसी-बुंदेलखंडक। एक राज्य, जो पेशवा बाजीराव द्वितीयके 
अधीन था । तीसरे मराठा-युद्ध (दे० ) में उसके हार जानेपर 
१८१६ S08 यह राज्य ब्रिटिश भारतीय सरकारके संरक्षण- 
में at war) १८४३ ई० में लार्ड डलहौजीके प्रशासन 
कालमें जब्तीका सिद्धांत लागू करके यह राज्य ब्रिटिश 
भारतीय साम्राज्यमें शामिल कर लिया गया। इससे 
झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाई (दे०) कुपित हो गयीं और 
१८५८ ई० में वह विप्लवियोंके दलमें सम्मिलित हो गयीं । 


ट 
टाठा परिवार-जीजीभाई जमशेदजी टाटा (१७८३-१८५६ 
ई०) से यह वंश प्रचलित gat) जीजीभाईका जन्म 
बड़ौदा राज्यके नौसारी गाँवमें बहुत ही गरीब पारसी 


tt 


टाल्मी फिलेंडेलफस-टीपू सुलतान 


१७५ 





परिवारमें हुआ था । अपने परिश्रम, उत्साह तथा व्याव- 
सायिक बुशाग्रताके कारण वे बहुत बड़े व्यवसायी बन गये | 
इसी सिलसिलेमें वे चीन गये । उन्होंने २८ वर्षके अन्दर 
व्यावसायिक पेशेमें दो करोड़ रुपये एकत्र किये । वे बड़े 
उदार तथा परोपकारी थे, दातव्य संस्थाओंके संस्थापन 
हेतु ५० लाख रुपयोंका वृत्तिदाव (स्थिरदान) उन्होंने 
बम्बई नगरमें किया था | उत्तके पुत्र जमशेदजीने १८५८ 
fo से व्यवसायका प्रबन्धाधिकरण (व्यवस्थापन) किया 
और धनसम्पन्नंता तथा गतिविधियोंकी अ्रभिवृद्धिमें सफल 
योगदान किया | अमरीकी गृहयुद्धेके दौरान उन्होंने 
भारतसे प्रमरीका, कच्चे सूतका निर्यात करके लाखों रुपये 
पैदा किये । वे इग्लैण्ड गये। मैनचेस्टरमें वस्त्र विनिर्माण 
उद्योगक अध्ययन किया और १८८७ ई० में इम्प्रेस कॉटन 
मिल तथा टाटा स्वदेशी मिलकी नींव डाली । लोनावालामें 
उन्होंने जलविद्युत परियोजन।का श्रीगणेश किया । उनकी 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी--संकची (वर्तमान 
जमशेदपुर ) में टाटा ग्रायरन एण्ड स्टील कम्पनीक। संस्थापन, 
जिसने १६०७ ई० से उत्पादनकार्य प्रारम्भ कर दिया। 
आज वह संसारके सबसे बड़े इस्पात कारखानोंमेंसे एक है । 
अपने पिताकी भाँति जनकल्याणके लिए उन्होंने बहुत धन 
दिया किन्तु इनके वृत्तिदान बड़े उद्देश्यपूर्ण थे । इन्होंने दो 
ऐसी छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं जिनसे दो भारतीय विद्यार्थी 
यूरोपमें प्रौद्योगिकी (टेकनॉलोजी)का अध्ययन कर सकें । 
अपने पीछे बंगलोर' टाटा साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूटके 
fafa स्थिरदानके लिए उन्होंने अ्रपार धन छोड़ा, जो 
उनकी मृत्युके उपरान्त स्थापित हुआ । 
टाठाओंने उद्योगोंका पुनरुत्थान करके भारतके 

आद्योगिक विकासमें महत्त्वपूर्ण भाग लिया। नवीन 
उद्योगों एवं कारखानोंको स्थापित करके उन्होंने अनुसंघान- 
के लिए मार्गदर्शन किया । 

टाल्मी फिलेडेल्फस-मिक्षका यवन (यूनानी) राजा 
(२८५ ई० पू०-२४७ ई०पू०) । उसने डायोनीसियसको 
अपना दूत बनाकर मौर्य सम्राट्‌ बिन्दुसार (दे०)की राज- 
सभामें भेजा AT | उसका उल्लेख भ्रशोक (Zo )के शिला- 
लेख संख्या १३ में हुआ है। भ्रशोकने धर्मविजयके लिए 
बौद्ध भिक्षुओंकों उसके राज्यमें भी भेजा था । 

टीपू सुलतान-मैसूरके हैदरअलीका पुत्र तथा उत्तराधिकारी । 
अप्रैल १७८३ ई० में अपने पिताकी मृत्युके बाद उसने 
मैसूरका सिंहासन ग्रहण किया। उस समय भारतमें 
स्थित अंग्रेजोंके साथ मैसूरका युद्ध चल रहा था। ATT 
पिताकी. भाँति टीपू बीर तथा युद्धप्रिय था। उसने युद्ध 


जारी रखा और ब्रिगेडियर मैश्यूजकी सेनाको परास्त किया 
और उसे बंदी बनाया। उसने मार्च १८८४ ई० में 
अंग्रेजोंको मंगलोरकी संधि करनेके लिए विवश किया । 
इस संधिके द्वारा दोनोंने एक दूसरेके जीते इलाके लौटा 
दिये ४ किन्तु यह संधि ग्रस्थायी सिद्ध हुई, फिर पाँच वर्ष बाद 
अंग्रेजों और Aas बीच तीसरा युद्ध प्रारंभ हो गया। 
यद्यपि इस युद्धमें waster arr निजाम तथा मराठा दे 
रहे थे, तथापि टीपूने पर्याप्त रणकौशल एवं शौर्य प्रदर्शित 
किया, परल्तु अन्तमें १७६२ ई० में उसे श्री रंगपट्टमूकी संधि 
करनेके लिए बाध्य होना पड़ा । इस संधिके द्वारा ठीपू- 
को विजेता मित्रोंके लिए अपना आधा राज्य, तीन करोड़ 
रुपये क्षतिपूर्तिके रूपमें और अपने दो पुत्रोंको बंधकके रूपमें 
अंग्रेजोंके हाथों सौंपना पड़ा | टीपू सुलतान इस अपमान- 
पूर्ण पराजयसे उद्विग्न और क्षुब्ध बंना रहा। उसने 
अंग्रेजोंके विरुद्ध शक्ति-संचय जारी रखा, क्योंकि वह समझता 
था कि अंग्रेजोंसे waa: युद्ध होना अनिवार्य है। उसने 
अंग्रेजोंके विरुद्ध सहायता-प्राप्ति की आशासे अपने दूतोंको 
अरब, काबुल, कुस्तुनतुनियाँ, फ्रांस तथा मारिशसके 
फ्रांसीसी उपनिवेशमें भेजा, परन्तु म/रिशसके अतिरिक्त 
किसी भी देशने उसका उत्साहवर्धन नहीं किया । उधर 
अप्रैल १७६८ ई० में लार्ड वैलेजली गवर्नर-जनरलके रूपमें 
भारत आया। बह टीपूके शल्रुतापूर्ण मंतव्यसे परिचित 
होनेके क/रण उसके विरुद्ध युद्ध करनेके लिए उद्यत हो 
गया | उसने टीपूको अंग्रेजोंका आश्रित होनेके लिए आमं- 
faa किया और उसके द्वारा यह प्रस्त।व Bare दिये जानेपर 
उसने निजाम और मराठोंके साथ त्रिपक्षीय संधि करके 
ard १७६६ में टीपूके विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी ।- AGT 
बड़ी वीरतासे युद्ध किया. परन्तु भाग्य उसके विरुद्ध था । 
तीनों मित्र सेनाओ्रोंने तीन विभिन्न दिशाओंसे श्री रंगपट्टमूकी 
ओर प्रस्थान किया और राजधानीपर घेरा डाल दिया, 
टीपूने अभूतपूर्व साहसके साथ राजधानीकी रक्षा की। 
वह श्रीरंगपट्टमके प्राची रोंके सामने लड़त/ हुआ वीरगतिको 
प्राप्त हुआ | HE, अंग्रेजोंने मई १७६६ To में राजधातीपर 
अधिकार कर लिया । इस प्रकार टीपू सुल्तानका 
अंत हो गया | भारतीय इतिहासमें उसका एक विलक्षण 
व्यक्तित्व था । बिद्वेषसे कुछ तात्कालिक अंग्रेज इतिहास- 
कारोंकी दृष्टि उसके प्रति इतनी कलुषित हो गयी थी कि 
उन्होंने टीयूको एक धर्मान्ध क्रुरं शासक afore किया है । 
किन्तु ये सभी arta निराधार हैं । वह' इतना 
gare शासक था कि युद्धोंसे ग्रस्त रहनेपर भी उसने 
मैसूरको एक श्रीसम्पन्न राज्य बना दिया। वह धर्मान्ध 


\46 


१७६ 


दुकरोईका युद्ध-ठग 





नहीं था और साधारणतः उसने अपनी हिन्दू प्रजाके साथ 
सद्भावना एवं सहिष्णुताका व्यवहार किया । ag एक 
दूरदर्शी राजनेता था और यदि उसे भारतमें अंग्रेजोंके 
विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनानेमें सफलता नहीं मिली तो इसमें 
उसका दोप नहीं था। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वही 
एकमात्र ऐसा भारतीय शासक था जिसने किसी भारतीय 
शासकके विरुद्ध चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, अंग्रेजोंके 
साथ गठबन्धन नहीं किया, यद्यपि इसमें ate नहीं कि 
भारतीय शासकोंका व्यवहार उसके प्रति आक्रोशपूर्ण 
रहा । (बिल्कीज तथा एम० एच० खान कृत ‘fart 
ऑफ टीपू सुलतान') 

टुकरोईका युद्ध-यह युद्ध १५७५ ई० में उड़ीसाके बालासोर 
जिलेमें gar था, जिसमें मुनिम खांके नेतृत्वमें अकबर की 
मुगल सेनाने बंगालके अफगान शासक दाऊदको परास्त 
किया और उसे फिर wah साथ छोड़ दिया गया । किन्तु 
१५७६ ई० के दूसरे युद्धमें वह परास्त हुआ और मार डाला 
गया | 

टेरी एडवर्ड-एक पादरी, जो सर थामस रो (दे०) के साथ 
मुगल बादशाह जहांगीरके दरबारमें आया था। उसने 
अपनी भारतयात्राका विवरण लिखा है। उसका ग्रन्थ 
“वायज टु ईस्ट इण्डिया' तत्कालीन भारत की घटनाओं 
तथा लोगोंके विषयमें जानकारी हासिल करनेका प्रमुख 
साधन है। 

टैरिफ बोर्ड-१६२३ ई० में भारतीय उद्योगों की सुरक्षा 
तथा नये उद्योगोंके पोषणके लिए गठित। लोहा, कपड़ा, 
शक्कर और सीमेण्ट उद्योगोंको संरक्षण देकर इस aT 
अच्छा कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप ये उद्योग 
फूले-फले | 

टोंफफा नवाब-देखिये, अमीर खाँ । 

टोडरमल, राजा--अकबर बादशाहका fread, जो 
राजाकी उपाधिसे सम्मानित किया गया था । वह पंजाब- 
के लाहौर नगर (अब पाकिस्तान ) में एक साधारण परिवारमें 
उत्पन्न हुआ और १५७३ ई० में HATH दरबारमें आया | 
१५७३ ई० में जब अकबरने गुजरातपर विजय प्राप्त की, 
तब टोडरमलको मालगुजारीका बन्दोबस्त करनेके लिए 
वहां नियुक्त किया गया । उसने जमीन नापनेकी समरूप 
प्रणाली सर्वप्रथम प्रचलित की, उर्वरताके ओधारपर जमीन- 
का वर्गीकरण किया तथा लगानकी दर फसलकी एक तिहाई 
निर्धारित की, जो किसानसे सीधे वसूल की जाती at 
art यह व्यवस्था कुछ स्थानीय परिवर्तनोंके साथ पूरे 
मुगल साम्राज्यमें लागू कर दी गयी। टोडरमल अच्छा 


सेनानायक भी था, १५७६ ई० में उसने बंगाल विजय 
किया, १५८० ई० में बंगाल, विहार तथा उड़ीसाका सूबेदार 
बनाया गया। वह ईमानदार, faethe और सुय्ोग्य 
राजसेवक था | 

टोपरा-पंजाबमें अम्बालाके निकट स्थित। यहाँ अशोकवका 
एक स्तम्भ था, जिसपर उसके सप्त शिलालेखोंकी एक 
प्रति उत्कीर्ण थी। इस स्तम्भकों सुलतान फीरोजशाह 
तुगलक (दे० ) दिल्ली उठवा कर ले आया, जहाँ यह Aa भी 
विद्यमान है और फीरोजशाहकी लाटके नामसे प्रसिद्ध है । 
(अफीफ-ए-सिराज, 'तारीख-ए-फिरोजशाही ') 

टोल-देशी संस्कृत विद्यालय, जो अध्यापकोंके घरोंमें स्थित 
थे। प्राचीन हिन्दू शिक्षा-व्यवस्थाके अ्रतुसार अध्यापकगण 
इन संस्कृत पाठशालाओंको अपने खर्चसे चलाते थे । इनमें 
प्रवेश पानेवाले विद्याथियोंको वे स्थान, भोजन, वस्त्र 
उपलब्ध कराते थे। अध्ययन और अध्यापनका समय 
विद्यार्थी और अध्यापक दोनोंके सुविधानुकूल रखा जाता था। 
इस शिक्षा-व्यवस्थाके ग्रन्तर्गत अध्यापक और विद्यार्थीका 
घनिष्ठ सम्पर्क रहता था और विद्यार्थीको विद्या-प्राप्तिके 
लिए कोई धन नहीं देना पड़ता था। चूंकि विद्यार्थके 
भरण-पोषणका भार अध्यापकपर रहता था, इसलिए 
उनका चुनाव भी उसकी इच्छापर निर्भर करता था। 
इन cement विद्याध्ययनके लिए अधिकांशतया 
ब्राह्मणोंके बालक प्रवेश करते थे | अन्य वर्णोके मेधावी 
विद्यार्थियोंको भी इनमें प्रवेश मिलता था, किन्तु अपने भोजन- 
का प्रबंध उन्हें स्वयं करना पड़ता था । इन पाठशालाओोंका 
खर्च निकालनेमें अध्यापकोंको काफी कठिनाइयाँ उठानी 
पड़ती थीं क्योंकि इसके लिए उन्हें स्थानीय जमींदारों तथा 
दाताओंकी दानशीलतापर निर्भर करना पड़ता था। 
फिर भी शास्त्रोंका अ्रध्ययन करनेके' बाद प्रत्येक ब्राह्मण 
विद्यादान करना अपना पवित्र कत्तंव्य मानता था, इसलिए 
वह अपने घरपर एक टोलकी स्थापना अवश्य करता था | 
इन टोलोंमें व्याकरण, साहित्य, स्मृति, न्‍्याय और वेदांत 
अथवा दर्शनकी शिक्षा दी जाती थी | कुछ टोलें wa भी 
विद्यमान हैं और कुछको सरकारसे अब मासिक अनुदान 
प्राप्त होता है । 


ठ 
ठग-लुटेरों तथा ह॒त्यारोंका एक गिरोह । ये लोग यात्रियोंके 


amt छोटे-छोटे गिरोहोंमें घूमा करते थे और सीधे-सादे 





itt 


ठट्ठा प्रान्त-ठाकुर द्वारकानाथ 


१२ ह १७७ 





बटोहियोंकी गर्दन रूमालसे बाँधकर, सोते समय या असाव- 
धानीकी अवस्थामें मार डालते और फिर उन्हें लूट लेते थे । 
मध्यभारतमें इनकी संख्या बहुत अ्रधिक थी। १८३० fo से 
कई वर्षकी Gas बाद कर्नल सलीमैनकों इनका विनाश 
करनेमें THAT प्राप्त हुई । 

ठट्ठा प्रान्त-बिचली सिंध घाटीमें अ्रवस्थित | अकबरके समय- 
में इसे मुल॒तान (Fo) सूबेमें मिला दिया गया था, परन्तु 
औरंगजेबके समय इसे पृथक्‌ Tal बताया गया। इस 
सूबेदारकी राजधानी भी ठट्ठरा कहलाती थी । इसी नगरके 
निकट १३५१ ई० में सुल्तान मुहम्मद तुगलककी मृत्यु 
हुई थी। 

ठाकुर अवनीन्द्रनाथ (१८७१-१६३१)-प्रख्यात कलाकार 
तथा साहित्यकार, 'इण्डियन सोसायटी ऑफ झोोरियण्टल 
आर्ट स'की स्थापना की । कला और चित्रकलाकी भारतीय 
पद्धति पुनः प्रतिष्ठित करके संसारमें उसे उचित सम्मान 
दिल।या । उनकी चित्रकारीके प्रमुंख नमूने हैं-- प्रवासी 
aa’, 'शाहजहाँकी मृत्यु', बुद्ध और सुजाता', कच और 
देवयानी” तथा 'उमर azar’ | 

१६०५ से १६१६ ई० तक वे कलकत्तामें गवर्नमेण्ट 

स्कूल ऑफ ae’ उपप्राचा्य और कुछ समयके लिए 
प्राचायं भी रहे। उन्होंने भारतीय चित्रकलाके एक नये 
स्कूलको जन्म किया। उनके सर्वाधिक प्रख्यात शिष्य 
नंदलाल बोस थे । 

ठाकुर देवेचद्रनाथ (१८५१७-१६०५)-कलकत्ता निवासी 
श्री द्वास्कान।थ टैगोर (ठाकुर)के पुत्र, जो प्रख्यात विद्वान्‌ 
और धा्िक Fae थे । अपनी दानशीलत के कारण उन्होंने 
“प्रिस'की उपाधि प्राप्त की थी। पितासे उन्होंने ऊँची 
सामाजिक प्रतिष्ठा तथा ऋण उत्तराधिकारमें प्राप्त किया । 
Fras ऋणका भुगतान उन्होंने AST St ईमानदारीके साथ 
किया (जो कि उस समय असाधारण बात थी ) और 
अपनी विद्वत्ता, शालीनता, श्रेष्ठ afer तथा सांस्कृतिक 
क्रियाकलपोंमें योगदानके द्वारा उन्होंने टैगोर परिवारकी 
स/म।जिक प्रतिष्ठाको और ऊँचा उठाया । वे ब्राह्म समाज 
(दे०)के प्रमुख सदस्य थे जिसका १८४३ ई० से उन्होंने 
बड़ी सफलताके साथ नेतृत्व किया । १८४३ ई० में उन्होंने 
(तत्वबोधिनी पत्रिक/' प्रकाशित की, जिसके माध्यमसे 
उन्होंने देशवासियोंकों गम्भीर चिन्तन तथा TATA भावोंके 
प्रकाशनके लिए प्रेरित किया । इस पत्निकाने मातृभाषाके 
विकास तथा विज्ञान एवं धर्मशास्त्रके अ्रध्ययनकी झावश्यकत।- 
पर बल दिया और साथ ही तत्कालीन प्रचलित सामाजिक 
अंधविश्वासों व कुरीतियोंका विरोध किया तथा ईसाई 


मिशनरियों द्वारा किये जानेवाले धर्मपरिवर्तनके विरुद्ध 
कठोर संघर्ष छोड़ दिया। राममोहन राय (दे०)की 
भाँति देवेन्द्रनाथजी भी चाहते थे कि देशवासी, पाश्चात्य 
संस्कृतिकी अ्रच्छाइयोंको ग्रहण करके उन्हें भारतीय 
परम्परा, संस्कृति और ait समाहित कर लें। वे 
हिन्दू धर्मको नष्ट करनेके नहीं, उसमें सुधार करनेके 
पक्षपाती थे। वे समाज-सुधारमें 'धीरे चलो” की नीति 
पसन्द करते थे । इसी क/रण उनका केशवचन्द्र सेन (Zo) 
तथा उग्र समाज-सुधारके पक्षपाती ब्राह्मसमाजियों, दोनोंसे 
मतभेद हो गया। केशवचन्द्र सेनने श्रपनी नयी संस्था 
नवविधान” प्रारम्भ की। उधर उग्र समाज-सुधारके 
पक्षपाती ब्राह्म समाजियोंने आगे चलकर श्रपनी अलग 
संस्था साधारण ब्राह्म समाज की स्थापना की । देवेन्द्रनाथजी- 
के उच्च चरित्न तथा आध्यात्मिक ज्ञानके कारण सभी 
देशवासी उनके प्रति श्रद्धा-भाव रखते थे श्र उन्हें 'मह्षि' 
सम्बोधित करते थे । 

देवेन्द्रनाथजी धर्मके बाद शिक्षाप्रसारमें सबसे भ्रधिक 
रुचि लेते थे। उन्होंने बंगालके विविध भागोंमें शिक्षा- 
संस्थाएँ खोलनेमें मदद की | उन्होंने १८६३ ई० में बोलपुरमें 
एकांतवासके लिए २० बीघा जमीन खरीदी और वहाँ 
गहरी झ्ात्मिक शांति अनुभव करनेके कारण उसका नाम 
“शांति निकेतन” रख दिया और १८८६ fot उसे एक ट्रंस्ट- 
के सुपुर्दे कर दिया । यहीं बादमें उनके स्वनामधन्य पुत्र 
रवीन्द्रनाथने विश्वभारतीकी स्थापता की । 

देवेन्द्रनाथजी मुख्य रूपसे धम-सुधार तथा शिक्षा-प्रसार- 
में रुचि तो लेते ही थे, देश-सुधा रके अन्य कार्योमें भी पर्याप्त 
रुचि लेते थे। १५५१ ई० में स्थापित होनेवाले ब्रिटिश 
इंडियन एसोसियेशनका सबसे पहला सेक्रेटरी उन्हें ही 
नियुक्त किया गया । इस एसोसियेशनका उद्देश्य संवैधानिक 
आंदोलनके द्वारा देशके प्रशासनमें देशवासियोंको उचित 
हिस्सा दिलाना था । उन्नीसवीं शतब्दीमें जिन मुट्ठी भर 
शिक्षित भारतीयोंने आधुनिक भारतकी श्राधारशिला 
रखी, उनमें उनका ताम सबसे शीर्षपर लिया जायगा। 
(एस० चक्रवर्तो कृत 'देवेन्द्रनाथ ठाकुर आत्मजीवनों) 

ठाकुर द्वारकानाथ-(१७६४-१८४६)-कलकत्तामें जोड़ा- 

सांकूके प्रसिद्ध ठाकुर (टैगोर) परिवारके संस्थापक | 
उन्होंने अंग्रेजोंके सहयोगसे व्यापार करके भ्रपार धन 
अजित किया। उन्होंने यूनियन बैंककी स्थापना की जो 
बंगालियों द्वारा खोला जानेवाला पहला बैंक था। उन्होंने 
तत्कालीन समाज तथा धर्म-सुधारके श्रान्दोलनोंमें हिस्सा 
लिया । वे राजा राममोहन राय (दे०) द्वारा स्थापित 


\4? 


qn 


ब्राह्म समाजके सबसे प्रारम्भिक सदस्योंमेंसे थे । उन्होंने 
१८४३ ई० तक उसका नेतृत्व किया । इसके बाद उनके 
Ga देवेद्रनाथ (दे०)ने उसका नेतृत्व संभाल लिया। 
उन्होंने १८४२ तथा १८४४५ ई०में दो बार यूरोप-यात्रा की 
aie महारानी विक्टोरियासे उनके महलमें भेंट की। 
उन्होंने दोनों हाथों इस तरह पैसा लुटाया कि sat 
वे कर्जमें डूब गये । उनकी दानशीलता और उदारताके 
कारण उन्हें प्रिस (राजा) पुकारा जाता था। १८४६ Fo 
में लन्दनमें उनकी मृत्यु हो गयी । 
ठाकुर रवीख्ननाथ (७ मई १८६१-७ अगस्त १६४१)- 
आ्राधुनिक कालके सबसे महान भारतीय कवि। वे श्री 
देवेन्द्रनाथ (Zo) ठाकुरके पुत्र थे । उनका जन्म कलकत्ता- 
में हुआ ate विश्वख्यतति तथा गुरुदेवकी उपाधि प्राप्त 
करनेके बाद मृत्यु भी वहीं हुई। उन्होंने बाल्यकालमें 
ही कविता लिखना आरम्भ कर दिया और १८८२ Gow 
प्रकाशित उनके संध्या-संगीत' से प्रख्यात बंगला उपन्यास- 
कार एवं साहित्यकार तथा हमारे राष्ट्रगान वंदेमातरम्‌' 
के रचयिता बंकिमचन्द्र चर्जी (दे०) इतने प्रभावित 
हुए कि उन्होंने wat गलेकी माला उन्हें पहनाकर उनका 
सत्कार किया । रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी प्रतिभा सर्वतोमुखी 
थी । वे केवल कवि ही नहीं वरन्‌ नाटककार, उपन्यासकार 
तथा निबंधकार भी थे। बादके जीवनमें वे चित्रकार 
भी बने । उन्होंने aot काव्यमें विभिन्न प्रकारके प्रयोग 
किये हैं। उनकी कविता सहज ही हृत्तंत्रीको aga कर 
देती है। उनकी विशेष ख्याति गीति-काव्यकारके रूपमें 
है । १६१३ ई० में 'गीतांजलि'क। अंग्रेजी अनुवाद प्रकशशित 
होनेपर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त gar उसी वर्ष 
कलकत्ता विश्वविद्यालयने उन्हें डी०लिट्०की सम्मानित 
उपाधिसे विभूषित करके अपनेको गौरवान्वित fear 
उन्हींके सुझावपर कलकत्ता विश्वविद्यालयने बंगला भाषा- 
की addt शुद्ध की और उसे अपनी सबसे ऊँची डिगरीकी 
परीक्षाओंके पाठ्यक्रममें सम्मिलित किया। १६१३ ई० 
में ब्रिटिश सरकारने उन्हें 'सर'की उपाधि प्रदान की । 
संसारके सभी भागोंसे उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ और उन्होंने 
बौद्धिक जगतमें पराधीतताके कालमें भी भारतका मस्तक 
ऊंचा कर दिया । उन्होंने युरोप, अमेरिका ate एशियाका 
विस्तृत भ्रमण किया ate सभी देशोंमें भारतकी कीति- 
पताका फहरायी । 
रवीन्द्रनाथ ऊंचे कवि ही नहीं, वरन ऊंचे देशभक्त 
भी थे। उन्होंने स्वदेशी भ्रान्दोलनमें प्रमुख भाग लिया । 
उनकी देशभक्ति संकीर्ण राष्ट्रवादपर नहीं, वरन उदार 


ठाकुर रबीन्द्रनाथ-ठाकुर सत्येन्द्रनाथ 





अंतरराष्ट्रीयतावाद पर आधारित थी, इसीलिए उन्होंने 
विदेशी वस्त्रोंकी होली जलानेके आंदोलनका समर्थन 
किया । वे स्वदेशी उद्योगोंकों बढ़ावा देनेके पक्षमें थे । 
उन्होंने ग्राम-सुधारके कार्योके लिए शांतिनिकेतनके निकट 
श्रीनिकेतनकी स्थापन। की । उन्होंने लोकशिक्षा, लोक- 
गीत, लोकनृत्य, लोक-कला एवं शिल्प तथा सहकारिता 
आ्रांदोलनको भी प्रोत्साहन प्रदान किया । वे उग्र राज- 
नीतिक आंदोलनोंसे अपनेको प्रायः पृथक्‌ रखते थे, फिर 
भी विदेशी सरकार जब देशव।सियोंपर अत्याचार करने 
लगती थी तो उसके विरुद्ध अपना स्वर ऊंचा करनेमें वे 
कभी भयभीत नहीं होते थे । अंग्रेजों द्वारा जालियांवाला 
बाग (दे०)में किये गये ade हत्याकांडसे क्षुब्ध होकर 
उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त 'सर'की पदवी लौटा 
दी। उनका यह कार्य भारतमें ब्रिटिश शासनकी सबसे 
कठोर भत्सना थी । 
रवीर्द्रनाथने मानव-संस्कृतिके विकसमें सबसे बड़ा 

योगदान १६०१ ई०में शांतिनिकेतनमें विश्वभारतीकी . 
स्थापना करके किया। इसकी स्थापनाके लिए उन्होंने 
तत्कालीन सरकारसे किसी प्रकारकी आ्रथिक सहायता 
नहीं ली और पचास वर्षों तक उसे अपनी पुस्तकोंसे होने- 
वाली ar तथा अपनी पैतृक सम्पत्तिकी आयसे चलाते 
रहे । उनके देहावसानके दस वर्ष बाद इस संस्थाका 
भार भारतीय गृणराज्यकी सरकारने अपने ऊपर ले 
लिया और अब उसने इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूप 
दे दिया है। रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ कवि और विद्वान ही नहीं, 
दुष्टा भी थे। वे gama: भारतीय थे। उनका अंतर- 
राष्ट्रीयतावाद उनके देशप्रेमका ही एक अंग था । महात्मा 
गांधी भी उन्हें अपना मार्गदर्शः मानते थे a उन्हें 
श्रद्धापूर्वक yeaa’ पुकारते थे 1 (रवीन्द्रनाथकी कृतियां; 
थाम्पसन कृत “रवीन्द्रनाथ, एस० राधाकृष्णन लिखित 
“फिलासफी आफ रवीन्द्रनाथ तथा एस० एन० दासगुप्त 
लिखित “रवीन्द्र-दीपिका') 

ठाकुर सत्येद्रनाथ (१८५४२-१६२३)-इंडियन सिविल 
सर्विस परीक्षामें उत्तीर्ण होनेवाले प्रथम भारतीय । 
इनका जन्म कलकत्तामें हुआ था। ये देवेन्रनाथ टैगोर 
(दे०)के द्वितीय पुत्र और रवीन्द्रनाथ टैगोरके अग्रज थे । 
१८६४ ई० में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसमें प्रवेश 
किया और बम्बई प्रांतमें नियुक्त किये गये । उन दिलों 
सरकारी नौकरीमें भारतीयोंको ऊंचे उठनेका बहुत कम 
अवसर दिया जाता था । इस कारण अवकाश-प्राप्तिके 
समय तक वे केवल जिला तथा सेशन जजके पद तक 


14 


डकन जोनाथन-डच ईस्ट इण्डीज 


१७६ 





ही उन्नति कर सके । वे कवि और साहित्यकार भी थे। 
बंगल। भाषामें उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। 


ड़ 


gen, जोनाथन (१७५६-१८११ ई०)-ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीकी सेवामें १७७२ ई०में भारत AAT उसे 
१७७८ ई०में बनारस स्थित रेजीडेण्ट एवं सुपरिण्टेण्डेण्ट 
बनाया गया, जहां उसने प्रशासनका सुधार और शिशुबलि- 
की कुप्रथाका निवारण किया । बादमें १७६५ से १८५११ 
fo तक ag बम्बईका गवर्नर रहा और काठियावाड़में भी 
प्रचलित शिशुबलिकी कुप्रथाका निवारण किया। इस 
प्रकार उसने एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधारका श्रीगणेश 
किया । बम्बईके गवर्नरकी हैसियतसे उसने चतुर्थ मैसूर- 
युद्ध (दे०) (१७६६ Fo) Wie दूसरे मराठा-युद्ध (दे०) 
(१८०३-०५ ई०)में महत्त्वपूर्ण भूमिका war की। 
frat विरुद्ध बैंडेके अभियान (१८५०१ ई० )को संगठित 
करने तथा गुजरात एवं काठियावाड़में शान्ति स्थापित 
करनेमें भी उसने विशेष योगदान किया । उसकी कब्रपर 
लगे पत्थरमें ठीक ही लिखा है कि वह सज्जन aK 
न्यायप्रिय व्यक्ति' था। 

Sara, हेनरी-पिठके इण्डिया Taz (१७८४ ई० ) के अन्तर्गत 
स्थापित बोर्ड आफ कण्ट्रोलका प्रथम अध्यक्ष । १७८६ ई० 
में उसने arte हैस्टिग्स द्वारा संचालित रोहिल्ला युद्धको 
पालंमेण्टमें उचित ठहराया, लेकिन बादमें arta हैस्टिग्स- 
पर चलाये गये महाभियोगका समर्थन किया | विशेषतया 
बनारसके राजा Fates तथा अवधकी बेगमोंके मामलोंमें 
उसने वारेन हैस्टिग्सकी कंदु आलोचना की । १८०२ Fo 
में डंडास लार्ड मेलविले बना दिया गया। १५०६ ई० में 
स्वयम्‌ उसपर सार्वजनिक धनके घोटाले और कर्त्तव्य-अव- 
हेलनाका आरोप लगाकर महाभियोग चलाया गया; 
लेकिन ag बरी कर fear गया। बोर्ड आफ कण्ट्रोलके 
अध्यक्षकी हैसियतसे उसने बड़ी योग्यता तथा प्रशासनिक 
कुशलताका परिचय दिया। उसने बोर्ड आफ कंद्रोलको 
वस्तुतः एक सरकारी विभागका रूप दे दिया और उसके 
अध्यक्षके पदको भारतमंत्रीके पदका समकक्ष बना दिया | 

wa fe इंडिया कम्पनी-अथवा नींदरलैंडकी यूनाइटेड 
ईस्ट इंडिया कम्पनी, की स्थापना १६०२ ई० में BEI 
इस कम्पनीके पास बहुत अधिक वित्तीय साधन थे और इसे 


aa सरकारका भी समन प्राप्त था। शुरूमें अंग्रेजोंकी 
तरह डच लोगोंका भी पुर्तंगालियोंने विरोध किया, क्योंकि 
उन्होंने अंग्रेजोंकी ईस्ट इंडिया कम्पनीके सहयोगसे पूर्वमें 
पुतेंगालियोंके व्यापारपर एकाधिकारकों चुनौती देकर 
व्यापारमें हिस्सा बंटा लिया । sa ईस्ट इंडिया कम्पनीने 
अपना ध्यान मुख्यरूपसे मसालेवाले द्वीपोंसे व्यापारपर 
केन्द्रित किया और १६२३ ई० के अ्रम्बोला हत्याकांडके 
बाद वहांसे अंग्रेजोंको पूर्णहपसे निकाल बाहर करनेमें 
सफल हो गयी | किन्तु भारतमें डच कम्पनीको उतनी 
सफलता नहीं मिली । पूलीकट और मसुलीपट्टममें उसकी 
व्यापारिक कोठियां मद्रास स्थित अंग्रेजी कम्पनीकी बराबरी 
कभी नहीं कर सकी और बंगालमें चिनसुरा स्थित उसकी 
कोठी शीघ्र ही कलकत्ता स्थित अंग्रेजी कोठीके सामने 
फीकी पड़ गयी 1 १७५६ ई० के विदर्रा युद्ध (दे०)में 
अंग्रेजोंने चिनसुराके डचोंको परास्त कर दिया। इसके 
बाद डच लोगोंने बंगाल तथा सम्पूर्ण भारतमें राजनीतिक 
शक्ति बननेका इरादा छोड़ दिया और अ्रंग्रेजोंके साथ 
शांति-संधि कर ली और भारतके साथ उनका व्यापार 
फलता-फूलता WI ST कम्पनीने मतय द्वीपसमूहमें 
भ्रपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया । इन द्वीपोंपर 
उनका आधिपत्य सन्‌ १६५२ तक रहा, जब उन्होंने 
इंडोनेशियाकी स्वतंत्नताको मान्यता दे दी। 
wa ईस्ट इण्डीज-मसालेवाले जावा तथा मोलुक्‍्कास द्वीपों- 
का संमिलित राज्य । १७वीं शताब्दी ई० के प्रारम्भमें 
sai (हालैण्डवासियों)ने इन द्वीपोंमें श्रपनी व्यापारिक 
कोठियां स्थापित कीं और अंग्रेजोंको वहां अ्रपना पैर 
जमाने नहीं दिया, यहांतक कि १६२३ ई० में उन्होंने 
अम्बोयनामें अंग्रेजोंका कत्लेआ्राम करके वहांसे उनका 
सफाया कर दिया। उन्होंने बटाविया (जावा)को अपना 
सदरमुकाम बनाया, जहांसे वे मलयद्वीप-समूहके भ्रधिकांश 
भागपर शासन करते थे। फलतः मलय-द्वीपसमूह डच 
ईस्ट इण्डीजके ama जाना जाने लगा। १९वीं शताब्दी 
ई० के प्रारम्भमें जब फ्रांसके नैपोलियनने हालैण्डपर अधि- 
कार जमाया, तो मलय द्वीप भी उसके नियन्त्रणमें श्रा गया। 
उस समय भारतमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीका THT 
जनरल लार्ड मिण्टो (प्रथम) था। उसने मलय-द्वीपसमूह- 
पर कब्जा करनेका निश्चय किया। इसके लिए उसने 
विशेष तैयारी की। १५१० ई० में fafer भारतीय 
फौजने अ्रम्बोयना ate मसालेवाले द्वीपोंपर भ्रधिकार 
कर लिया। दूसरे वर्ष मिण्टोने १२ हजार नोसैनिकोंका 
बेड़ा सर सैमुअल अ्रकमूटीके नेतृत्वमें भेजा जिसने पहले 


180 


१८० 


डफरिन, फ्रेडरिक टेम्पिल हैमिल्टन-टेस्पिल ब्लेकाउड, मा्क्बविंस आफ-डलहोजी, ae 





मलक्कामें लंगर डाला। लार्ड fet स्वयम्‌ इस बेड़ेके 
साथ था। इन सैनिकोंने बटाबियापर भ्रासानीसे अधिकार 
कर लिया । इसके बाद कोर्नेलिसके किलेके लिए फ्रांसीसी 
जनरल Sera, जिसे नैपोलियनने कमांडर नियुक्त किया 
था और अंग्रेजी फौजके बीच घोर युद्ध हुआ। इस युद्धमें 
विजयके फलस्वरूप राम्पूर्ण मलय-द्वीपसमूह अंग्रेजोंके 
कब्जेमें Al गय। । लार्ड मिण्ठो इस द्वीपसमूहका प्रशासन 
स्टैम्फोड रैफिल्सके जिम्मे छोड़कर भारत वापस ar 
गया | लेकिन जब १८१५ fo में fanart संधिके फल- 
स्वरूप यूरोपमें शांति स्थापित हुई, तो १८५१६ fo में 
डच ईस्ट इण्डीज (मलय-द्वीपसमूह ) हालैण्डको वापस कर 
दिया गया। अब यह इण्डोनेशियके स्वाधीन गणतंत्रके 
अंतर्गत है । 

डफरिन, फ्रेडरिक टेम्पिल हैमिल्टन-टेम्पिल ब्लैकाउड, माक्विस 
आफ-१८८४ से १८८८ fo तक भारतका वाइसराय तथा 
गवरनंर-जनरल । सामान्य तौरपर उसका शासनकाल 
शांतिपूर्ण था, वैसे तृतीय बर्मा-युद्ध (दे०) (१८८४-८६ 
fo) उसीके कार्यकालमें हुआ जिसके फलस्वरूप उत्तरी 
वर्मा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यका अंग बन गया | रूसी- 
अफगान सीमापर स्थित पंजदेहपर रूसियोंका कब्जा हो 
जानेके फलस्वरूप रूस तथा ब्रिटेतके बीच Gear खतरा 
पैदा हो गया था, लेकित भ्रफगानिस्तानके अमीर अब्दुरंमान 
(दे०) (१८८०-१६०१ ई०)के शांति-प्रयास तथा as 
डफरितकी विवेकशीलतसे युद्ध नहीं fest पाया। 
ae डफरिनके कार्यकालमें ही १८८५ fo का बंगाल लगान 
कानून बना, जिसके अंतर्गत किस/नोंकों भूमिकी सुरक्षाकी 
गारंटी दी गयी, ag लगान निर्धारित किया गया 
तथा जमींदारों द्वारा बेदखल किये जानेके अ्धिकारको 
सीमित कर दियो गया। किसानोंके हितके लिए इसी 
प्रकारके कानून अवध और पंजाबमें भी बनाये गये। 
ae डफरिनके कार्यकालकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना 
है १८८५ fo में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका प्रथम अधि- 
वेशन बम्बईमें होता । उस समय इस घटनाकी महत्ता 
नहीं श्रांकी गयी, लेकिन बादमें इसी संगठनके माध्यमसे 
भारतकों १६४७ ई० में स्वाधीनता प्राप्त हुई और तभीसे 
भारतीय गणरज्यका शासन इस पार्टीके हाथमें है। 
(सर अल्फ्रेड लायल कृत 'लाइफ आफ माक्विस आफ 
डफरिन ऐण्ड आवबा') 

water, लेडी हैरियट जाजियाना-१८६२ ई० में ae 
डफरिनके साथ fae gar भारतमें रहते हुए उसने 
नेशनल एसोसियेशन' नामक संस्थाकी स्थापना की, 


जिसका उद्देश्य भारतीय महिलझ्रोंके लिए पश्चिमी चिकित्सा- 
सुविधा उपलब्ध करना था। एसोसियेशनने काउपण्टेस 
आफ डफरिन फण्डकी स्थापना की, जिससे कलकत्तामें 
लेडी डफरिन अस्पताल खोल। गया। 

डफ, रेवरेण्ड अलेक्जेण्डर-कलकत्तामें १८३० से १८६३ Fo 
तक स्काटिश प्रेसविटेरियन पादरी । संभवतः १८२३ Fo 
में राजा राममोहन TAH अनु रोधपर चर्च आफ स्काटलैण्ड- 
ने डफको भारतमें श्रंग्रेजी शिक्षाके प्रचारके लिए भेजा । 
राजा राममोहन Tas उसका भारी स्वागत किया और 
उन्हींकी सहायतासे डफने १८५३० ई० में जनरल असेम्बलीज 
इन्स्टीट्यूशन नामक अंग्रेजी स्कूल खोला। कालांतरमें 
इस स्कूलने कालेजका रूप धारण कर लिया | पहले इसका 
नाम डफ कालेज था, लेकिन बादमें स्क्रटटिश चर्च कालेज 
हो गया । 

डफते बंगालमें शिक्षा-प्रसार तथा समज-सुधारके लिए 

बहुत कुछ किया। उसने भारतमें विश्वविद्यालयोंकी 
स्थापना करानेमें महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । कलकत्ता 
विश्वविद्यालय खुलनेपर ag उसकी प्रवन्ध समितिका 
आरम्भिक सदस्य रहा । १८५५६ ई० से कई वर्षों तक वह 
aga सोसाइटीका अध्यक्ष रहा। वह पादरी था और 
भारतमें ईसाई धर्मके प्रचारके उद्देश्यसे श्राया था। ATT 
पुस्तक इण्डिया ऐण्ड इण्डियन मिशन्स'में उसने हिन्दू धर्मके 
बारेमें यहांतः लिख डाला है कि “पतित व्यक्तियोंके 
विक्ृत मस्तिष्कने जिन झूठे धर्मोकी सृष्टि की, उनमें हिन्दू 
धर्म सबसे आगे है ।” स्वभावत: भारतीय विद्वानों और 
amma डफके विरुद्ध भीषण आक्रोश उत्पन्न हुआ | 
“केशवचन्द्र सेन तथा देवेन्द्रनाथ ठाकुरने डफका कड़ा विरोध 
fear बंगालके कुछ ही पढ़े-लिखे लोगोंको वह्‌ ईसाई 
बनानेमें सफल हो सका और निराश होकर १८६३ ई० में 
स्वदेश वापस लौट गया। उसकी मृत्यु १८७८ ई० में 
हुई । (स्मिथ लिखित 'लाइफ आफ अलेव्जेण्डर डफ') 

डफला-आस/मकी पूर्वोत्तर सीमा (जों डफल। पर्वेतमाला- 
से लेकर भ्राधुनिक दारंग जिलेके उत्तर तक फैली हुई है) 
में रहनेवःली एक जन-जाति । 

डलहौज़ी, लार्ड-१८४८ से १८५६ ई० तक भारतका 
गवर्नेर-जनरल । उसके प्रशासनकालमें ब्रिटिश भारतीय 
साम्राज्यका विपुल विस्तार हुआ और शासन-सुधारके 
अनेक कदम उठाये गये । उसके कार्यकालमें दूसरा सिख- 
युद्ध (१८४८-४६) हुआ और पंजाबको ब्रिटिश भारतीय 
साम्राज्यमें मिला लिया गया । १८४० ई० में दो पंग्रेजोंके 
प्रति दुर्व्यंवहारके दंडस्वरूप उसने सिव्किमके एक भागपर 


181 


डलहौजो, लार्ड-डायर, जनरल 





अधिकार कर लिया और १८४३ ई० में उसने दूसरा बर्मी- 
युद्ध छेड़कर प्रोम नगर तक सम्पूर्ण उत्तरी बर्माकों ब्रिटिश 
साम्राज्यका अंग बना लिया । इस प्रकार ब्रिटिश भारतीय 
स/म्राज्य पेशावरसे बर्मा तक फल गया, जिसमें बंगालकी 
खाड़ीक। पूरा तटबर्ती प्रदेश शामिल था। उसके मतानुसार 
भारतीयोंके लिए देशी राजाग्रोंके शासनकी अपेक्षा ब्रिटिश 
शासन अधिक हितकर था। इसलिए उसने जब्तीका 
सिद्धांत (डाक्ट्रिन आफ लैप्स) (दे०) fare किया, 
जिसके अनुसार यदि ब्रिटिश सरकार द्वारा संरक्षित कोई 
देशी राजा निस्संतान मर जाता है तो उसके दत्तक TAHT 
राज्य प्राप्त करनेका अधिकार नहीं होगा और उसके 
राज्यको अंग्रेजी राज्यमें मिला लिया जायगा। इस 
सिद्धान्तकों लागू करके उसने ware (१८४८ fo), 
wage तथा संभलपुर (१८४६ fo), बाघाट (१८५० 
ई०), उदयपुर (१८४२ fo), झांसी (१८५३ ई०), 
नागपुर (१८४५४ Fo) और करौली (१८५५५ ई०)कों 
ब्रिटिश साम्राज्यमें मिला लिया । बाघाट, उदयपुर और 
करौलीके राज्य बादको उच्च अधिकारियोंके area 
दत्तक gatat लौटा दिये गये । डलहौज्ञौने कर्नाटक और 
तंजोरकी नाममात्रकी स्वाधीनताकों भी यह कहकर 
समाप्त कर दिया कि wa उनके स्वतंत्र अ्रस्तित्वकी कोई 
gaara नहीं है। १८५३ ई० में भूतपूर्व पेशवा 
बाजीराव द्वितीयकी मृत्युपर उसने उसके दत्तकपुत्र ढोण्डू 
पंत (जो नाना साहबके नामसे अधिक विख्यात हैं) को 
दी जानेवाली so हजार पौण्ड सलनाकी वह पेंशन बंद 
कंर दी जो उसके धर्मपिता बाजीरावको मिलती थी। 
अंतमें निदेशकमंडल (कोर्ट आफ डायरेक्टर्स) के AAMT 
डलहौजीने १८५६ Lo में अवधको भी ब्रिटिश साम्राज्यमें 
मिल। लिया । इस प्रकार आठ वर्षोके अल्प शासनकालमें 
उसने भारतका राजनीतिक मानचित्र एकदम बदल दिया । 

आंतरिक प्रशासनमें भी डलहौज़ीने are सुधार 
किये। बंगालका प्रशासन उसने लेफ्टिनेंट-गवर्नर (१८५४) 
के सुपुर्दं कर दिया । सार्वजनिक निर्माण विभाग स्थापित 
करके उसे ग्राण्ड ce रोड आदि सड़कोंके निर्माण और 
रख-रखावक। भार सौंप दिया । उसके प्रशासनकालमें 
सार्वजनिक निर्माणके कार्योपर भ्रधिक पैस। खर्च होने लगा | 
सिंचाई व्यवस्थापर पहलेसे कहीं अधिक ध्यान दिया गया 
और गंगा नहरका निर्माण उसीने शुरू कराया। रेलवे 
लाइन बिछानेकी एक सुविचारित योजना तैयार की गयी 
att १८४३ ई० में बम्बईसे थाना तक पहली रेल लाइन- 
का उद्घाटन FAT! १८५४ fo FH कलकत्ता और रानी- 


१०१ 


गंजके बीच दूसरी रेलवे लाइन चालू हुई। तार-व्यवस्था- 
का श्रीगणेश भी डलहौज़ीके ज़मानेमें ही हुआ और देश 
भरमें दो पैसे (तीन नया पैसा)की सामान्य दरपर डाक 
प्रणाली आरंभ की गयी। भारतकी सार्वजनिक शिक्षा- 
प्रणालीमें सुधारके लिए उसने १८५४ ई० की शिक्षा 
संबंधी घोषणा क्रिय/न्वित की और कलकत्ता, बम्बई एवं 
मद्रास विश्वविद्यालयोंकी स्थापनाके लिए प्रारंभिक कदम 
उठाये । 
ae डलहौज़ी स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका प्रशासक था 
और जो कुछ उचित और लाभदायक समझता था, वही 
करता था। वह दूसरों, विशेषरूपसे भारतीयोंकी भाव- 
नाओंकी कोई परवा नहीं करता था और उसने भारतीय 
राजाओं और साधारण जनता दोनोंके ही मनमें गहरा 
अ्रसंतोष उत्पन्न कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप १८५७ 
ई० में प्रथम स्वाधीनता-संग्राम (सिपाही-विद्रोह) fos 
गया। (सर लो वार्नर कृत ‘ares आफ डलहौज्ञी') 
डायर, जनरल-ब्रिटिश भारतीय सरकारका एक सेनाधि- 
कारी । अप्रैल १९१६ ई० में वह श्रमृतसर (पंजाब) में 
तैनात ati इस adh आरम्भमें रौलट tae नामक 
WaT दमनकारी कानून बनाया गया। केन्द्रीय विधान 
परिषदके गैर-सरकारी (निर्वाचित) सदस्योंके विरोधके 
बावजूद यह कानून पास किया गया था। भारतीय जनमत- 
की इस प्रकारकी घोर उपेक्षा किये जानेसे समस्त भारतमें 
रोष उत्पन्न हुआ ate दिल्ली, गुजरात, पंजाब श्रादि 
प्रान्तोंमें जगह-जगह इस कानूनके विरोधमें प्रदर्शन हुए। 
qo अप्रैलको अमृतसरमें जो प्रदर्शन हुआ, वह भ्रधिक 
उग्र हो गया और उसमें चार यूरोपियन मारे गये, एक 
यूरोपीय ईसाई साध्वीको पीटा गया और कुछ बैंकों और 
सरकारी भवनोंको ant लगा दी गयी । 
पंजाब सरकारने तुरन्त बदलेकी HATE करनेका 
निश्चय किया और एक घोषण। प्रकाशित कर भ्रमृतसरमें 
सभाओं झादिपर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा नगरका प्रशासन 
जनरल डायरके नेतृत्वमें Bah age कर दिया। उक्त 
प्रतिबन्धको तोड़कर जलियांवाला बागमें सभा झ्रायोजित 
की गयी। यह स्थान तीन तरफसे घिरा हुआ था। 
केवल एक ही तरफसे आने-जानेका रास्ता था। इस 
सभाका समाचार पाते ही जनरल डायर अपने Lo सशस्त्र 
सैनिकोंके साथ जलियांवाला बाग श्राया और बागमें प्रवेश 
एवं निकासके एकमात्र रास्तेको घेर लिया। उसने ae 
ही बागमें निश्शस्त्र पुरुषों, स्त्रियों श्रौर बच्चोंको बिना 
किसी चेतावनीके गोली मारनेका आदेश दिया। यह 





गोलीकाण्ड १० मिनट तक होता रहा । सरकारी रिपोर्टके 
अनुसार ३७६ व्यक्ति मारे गये तथा १२०८ घायल हुए। 
हताहतोंके उपचारकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी और 
जनरल डायर सैनिकोंके साथ सदर मुकाम वापस आ गया, 
मानो उसने एक ऊँचे कर्तव्यका पालन किया हो । 
डायर कदाचित्‌ कुछ यू रोपियनोंकी ह॒त्याके इस प्रति- 
शोधको पर्याप्त नहीं समझता था। अ्तएवं उसने नगरमें 
मार्शल-ला लागू किया, जनताके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक 
कारंवाई तथा सार्वजनिक रूपसे as लगाये जानेकी 
अपमानजनक श्राज्ञा दी । यह आदेश भी दिया कि जो भी 
भारतीय उस स्थानसे TAY, जहां यूरोपीय Eas साध्वी- 
को पीटा गया था वह सड़कपर पेटके बल रेंगता हुआ 
जाय | डायरकी यह कार्रवाई भारतीयोंका दमन करनेके 
लिए नृशंस शक्ति-प्रयोगका नग्न saute थी। समस्त 
भारतमें इसका तीव्र विरोध हुआ । रवीन्द्रनाथ ठाकुरने 
घृणापूर्वक 'सर'की उपाधि सरकारकों वापस कर दी। 
लेकिन ब्रिटिश भारतीय सरकारने इस सार्वजनिक सेष- 
प्रदर्शनकी कोई परवाह नहीं की । इतना ही नहीं, पंजाब 
सरकारने जनरल डायरकी इस बेहूदी कारंवाईपर अपनी 
स्वीकृति प्रदान की और उसे सेन/में उच्च पद देकर अफगा- 
निस्‍्तान भेज दिया । 
फिर भी इंग्लैण्डमें कुछ भले अंग्रेजोंने जनरल डायरकी 
कारंवाईकी निंदा की। एस्क्विथने जलियांवाला बाग 
area अपने इतिहासके सबसे जघन्य कृत्योंमेंसे एक” 
बताया | ब्रिटिश जनमतके दबावसे तथा भारतीयोंकी 
व्यापक मांगको देखते हुए भारत सरकारने अक्तूबर १६१६ 
में एक जांच कमेटी नियुक्त की, जिसका अध्यक्ष एक स्काटिश 
जज, AS WEL बनाया गया। कमेटीने जांचके पश्चात्‌ 
अपनी रिपोर्टमें जनरल डायरकी कारंवाईको अनुचित 
बताया । भारत सरकारने उक्त रिपोर्टको मंजूर करते 
हुए जनरल डायरकी निंदा की और उसे इस्तीफा देनेंके 
लिए विवश किया । लेकिन साम्राज्य-मदमें चूर अंग्रेजोंमें 
जनरल डायरके बहुतसे प्रशंसक भी थे, जिन्होंने चन्दा 
करके धन एकत्न किया भर उससे जनरल डायरको पुरस्कृत 
किया । (देखिये ‘gree कमेटीकी रिपोर्ट” तथा aera. 
सीतारामँया कृत 'कांग्रेसका इतिहास' प्रथम भाग, पृष्ठ १६५) 
डायोनीसियस-एक यूनानी दूत, जिसे मिस्रके सम्राट ताल्मी 
फिलाडेल्फस (लगभग २८४५-४७ ई० Jo) द्वारा Att 
wore बिन्दुसार अथवा aaah दरबारमें पाटलिपुत्र 
भेजा गया था अ्रशोकके शिलालेख संख्या १३ में ताल्मी- 
का उल्लेख है। 


डायोनीसियस-डुरंड रेखा 


डिओडोरस-एक प्राचीन इतिहासकार, जिसने मेगस्थनीजके 
विवरणका आधार लेते हुए भारतपर किये गये सिकन्दरके 
आक्रमणका इतिहास यूनानी भाषामें लिखा है। 

डिग्बी, जान-रंगपुरका कलेक्टर, जिसकी अधीनतामें राम- 
मोहन राय (Ro )ने, जब वे केवल Yo वर्षके थे, १८०६ Fo 
में सरिश्तेदारकी हैसियतसे नौकरी शुरू की । इसी दौरान 
राममोहन रायने अंग्रेजी पढ़ी और कलेक्टरके पास आने- 
वाली अंग्रेजीकी तमाम पत्र-पत्रिकाओ्रोंको पढ़-पढ़कर वे 
अन्तर्राण्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियोंसे परिचित हो गये । 

डिसरायली, बेंजामिन, act आफ बीकन्सफील्ड-एक अंग्रेज 
राजनीतिज्ञ और उपन्यासकार। १८३७ ईश०्में ब्रिटिश 
पालेमेण्टका सदस्य बना और अनुदार दलके पील-विरोधी 
गुटका नेता बन गया । वह पहले १८६८ ई० में तथा Ara 
१८७४-८० ई० में ब्रिटेनका प्रधानमंत्री रहा। दूसरी बार 
उसके प्रधानमंत्रित्व-कालने भारतीय इतिहासपर अपनी छाप 
छोड़ी । १८७४ ई० में Ae नहर कम्पनीके शेयर खरीद 
कर उसने भारत और ब्रिटेनके बीच एक सीधा निकटका 
रास्ता खोलनेमें मदद दी । उसीने महारानी विक्टोरियाको 
१८७७ ई० में भारतकी Talat उपाधिसे विभूषित 
किया । इस प्रकार उसने भारतके ऊपर ब्रिटिश नरेशके 
सार्वभौम प्रभुत्वपर बल दिया। उसने वाइसराय' लार्ड 
fret (दे०) (१८७६-८०)की “अग्रसर नीति”का 
समर्थन करते हुए द्वितीय अफगान युद्ध (दे०) (१८८७- 
७६) छेड़ दिया । 

os, काउंत-फ्रांसा। एक नौसैनिक अ्रधिकारी ag 
HAH Ta जहाजी बेड़ेका कमांडर था जिसपर सवार होकर 
कर्नाठकमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियोंके बीच हो रहे युद्धके 
अभ्राखिरी चरणमें १७५८ fo में काउंत दि लाली और 
फ्रांसीसी सेना भारत आयी थी। प्रारम्भमें डी'एकको 
भारी सफलता मिली और उसने पीकाकके नेतृत्वमें ब्रिटिश 
बेड़ेको मद्रासके समुद्रतटसे दूर भागनेको मजबूर कर 
दिया । किन्तु पीकाकका बेड़ा शीघ्र ही लौट आया और 
उसने कारीकलसे कुछ दूरीपर डी'एकको परास्त कर 
दिया (१७५८) । डी'एककी इस पराजयसे चौथे कर्नाटक- 
युद्धमें फ्रांसीसियोंको बहुत नुकसान पहुँचा और उसे फ्रांस 
वापस लौट जाना पड़ा । 

डुरंड रेखा-सर मार्टमिर डुरंड (दे०) की अध्यक्षतामें गठित 
अफगान-सीमा AAT १८६३ fo में श्रफगानिस्तान तथा 
भारतके बीच यह सीमा-रेखा निर्धारित की थी। दोनों 
देशोंके बीच जो कबायली क्षेत्र था, उसके दो भाग कर दिये 
गये । एक भाग श्रफगानिस्तानके नियन्त्रणमें और दूसरा 





182 


डुरंड, सर हेनरी मार्टोमेर-डूप्ले, MAG फ्रेक्चाय 





भाग ब्रिटिश भारतीय सरकारके नियंत्रणमें कर दिया 
गया | ब्रिटिश नियंत्रणमें dax dae अफरीदी, महसूद, 
वजीरी तथा caret कबीले और चित्राल तथा गिलगिटके 
क्षेत्र आये | 

डुरंड, सर हेनरी मार्टीमिर-१८७३ ई० में २३ वर्षकी श्रायुमें 
इण्डियून सिविल स्विसमें प्रवेश किया। उसका पिता 
सर हेनरी मेरियन ete था जो बंगाल इंजीनियसंका 
अफसर होकर भारत आया और १८७० fo में पंजाबका 
गवनेर हो गया। लेकिन १८७१ ई० में एक Sheath 
उसकी मृत्यु हो गयी । हेनरी AAT डुरंड १८७६ ई० 
में काबुल-अभियानके दौरान सर फ्रेडरिक wad wat 
राजनीतिक सचिव था। १८८४ ई० में वह भारत सरकार- 
का विदेश-सचिव हो गया और इस पदपर १८६४ ई० 
तक रहा। १८६३ ई० में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि-दलके 
साथ अफगानिस्तानके अमीर अब्दुरेहमानके पास जाकर 
उसने बड़ी चतुराईके साथ अमीरको एक सीमा-आयोग- 
की स्थापनाके लिए राजी कर लिया । वहीं इस आयोगका 
अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस श्रायोगने प्रसिद्ध डुरंड 
रेखा (दे०) निर्धारित की जो भारत और अ्रफगानिस्तानके 
बीच स्थायी सीमा बनी । पाकिस्तान आज भी डुरंड 
रेखाको पाकिस्तान और अफगानिस्तानके बीचकी सीमा 
रेखा बनाये रखनेपर बल देता et 

Be, जोसेफ फ्रेंबबाय-फ्रांसीसी ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी 
व्यापारिक सेवामें भारत श्राया और बादको १७३१० में 
SAAT TAAL बन TAT | YOY Fo में वह पाण्डि- 
चेरीका गवर्नर-जनरल बनाया गया और १७५४ ई० TF 
इस पदपर रहा, जहाँसे वापस बुला लिया गया। वह 
योद्धा न होते हुए भी कुशल राजनीतिज्ञ और राजनेता 
था। उसने अपनी दूरदृष्टिसि यह देख लिया (जैसा कि 
कोई नहीं कर सका) कि १८वीं शताब्दी ई० के पंचम दशक- 
में दक्षिण भारतके राजनीतिक संतुलनमें परिवर्तन घटित 
हो रहा है। तत्कालीन दक्षिण भारतकी राजनीतिक 
व्यवस्थाकी कमजोरियोंकों उसीने समझा और इस बातको 
भी महसूस किया कि एक छोटी-सी यूरोपियन सेना लम्बी 
दूरीकी मार करनेवाली तोपों, जल्दी गोली दागनेवाली 
पैदल सिपाहियोंकी बन्दूकों और प्रशिक्षित सैनिकोंकी 
सहायतासे दक्षिण भारतकी राजनीतिमें निर्णायक भूमिका 
al कर सकती है। उस समय फ्रांस और इंग्लैण्डके बीच 
युद्ध चल रहा था। डूप्लेका उद्देश्य मद्रासपर कब्जा करके 
ब्रिटिश शक्तिको पंगु बना देना था। इसी उद्देश्यसे उसने 
फ्रांसीसी जलसेनापति ला-बोर्दनेकों अपना जहाजी बेड़ा 


१८३ 


सशक्त करनेके लिए धन दिया और सितम्बर १७४६ ई० में 
मद्रास अंग्रेजोंसे छीन लिया । ला-बोदेने अंग्रेजोंसे घूस 
लेकर मद्रास वापस कर देना चाहता था लेकिन डूप्लेने 
बड़ी चतुराईसे ऐसा नहीं होने दिया। बरसात आनेपर 
ला-बोद॑नेके बेड़ेने जब मद्राससे हटकर ATCT ATH फ्रांस- 
Rarer जमाया, तो डूप्लेने स्वयं जाकर मद्रासपर भ्रधिकार 
किया । 

उसने अंग्रेजोंके निकटवर्ती सेण्ट डेविडके किलेको भी 
लेनेकी कोशिश की लेकिन विफल हो गया। किंतु wa 
स्थानोंपर उसे उल्लेखनीय सफलताएं मिलीं । कर्नाटकके 
नवाब अनवरुद्दीनने एक बड़ी सेना मद्रासपर कब्जा करनेके 
लिए भेजी, लेकिन उसे दो बार फ्रांसीसी-भारतीय सेना 
द्वारा tet कर दिया गया। ये दोनों युद्ध कावेरीपाक 
और सेण्ट टोममें हुए। यूरोपमें फ्रांस और इंग्लैण्डके बीच 
युद्ध १७४८ ई० में समाप्त हो गया। दोनो देशोंके बीच 
एक्स-ला-चैपेलकी संधि हुई जिसके अनुसार मद्रास अंग्रेजों- 
को वापस कर दिया गया । इस प्रकार डूप्लेने जो श्रम 
किया, वह व्यर्थ गया । कुछ भी हो, डूप्लेने यह सिद्ध कर 
दिया कि यूरोपीय ढंगसे प्रशिक्षित और आधुनिक शस्त्रोंसे 
लैस छोटी-सी फ्रांसीसी भारतीय सेना इस देशकी विशाल 
भारतीय सेनाओंकी अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है । 

SUT wT इस अनुभवका प्रयोग करके दक्षिण 
भारतकी रियासतोंके आन्तरिक मांमलोंमें दखल देना 
शुरू कर दिया । ये रियासतें बाहरसे देखनेमें बड़ी सशक्त 
जान पड़ती थीं, किन्तु सैनिक दृष्टिसि बहुत कमजोर तथा 
sites विग्रहसे पीड़ित थीं। १७४५८ ई० में हैदराबादके 
निजामके मरनेपर जब उत्तराधिकारका झगड़ा चला, तो 
sat हस्तक्षेप किया और निजामके ga नासिरजंगके 
विरुद्ध पोते मुजफ्फर जंगका पक्ष लिया। इसी रीतिसे 
ड्प्लेने कर्नाटकर्में नवाब अनवरुद्वीनके विरुद्ध चन्दासाहबका 
पक्ष-समर्थन किया । area डूप्लेको कुछ सफलता मिली | 
१७४६ ई० में आम्बूरकी लैड़ाईमें अनवरुद्दीन मारा गया । 
उसका पुत्र मुहम्मद अली भागकर त्विचनापल्‍ली पहुँचा जहां 
चन्दासाहब और फ्रांसीसियोंकी सेन।ने उसे घेर लिया। 

दूसरी ओर हैदराबादमें १७५० ई० में नासिरजंग 
मारा गया और फ्रांसीसी जनरल बुसीके संरक्षणमें मुजफ्फर- 
जंग निजामकी गद्दीपर बैठा दिया गया। नये निजामने 
ड्प्लेको कृष्णा नदीके दक्षिणमें “समस्त मुगल प्रदेशका 
नाजिम मान लिया । नये निजामने पाण्डिचेरीके श्रासपास- 
के क्षेत्र तथा उड़ीसाके तटीय क्षेत्र और मसुलीपट्टम्‌ भी 
फ्रांसीसियोंको दे दिये । इस प्रकार डूप्लेने भारतमें फ्रांसीसी 





साम्राज्यकी स्थापन के स्वप्मको साकार होते देखा । 


लेकिन इसके बाद ही उसका पासा पलटने लगा। वह 
जिन फ्रांसीसी जनरलोंपर निर्भर था, वे बड़े अयोग्य साबित 
हुए, Wat: उसकी योजनाएं विफल होने लगीं । फ्रांसीसी 
सेनापति त्रिचनापल्‍लीपर कब्जा न कर सके । फ्रांसीसियों 
द्वारा त्रिचनापल्‍लीकी घेर/बंदी इतने लम्बे समयतक चली 
fe stot सेन/ कर्नाटकके शाहज।देकी मददकें लिए ar 
गयी । दूसरी ओर राबर्ट क्लाइवके नेतृत्वमें एक अंग्रेजी 
सेनाने कर्ताटककी राजधानी आर्काटके किलेको घेर लिया। 
यह घेरा ५० दिन तक चला। कुछ और अंग्रेजी सेना 
आ जानेपर क्लाइवने चन्दा साहबको पराजित बारके मार 
डाला । 

इसी बीच नया निजाम मुजफ्फरजंग भी मर गया। 
उसकी जगह' सलाबजंग गद्दीपर बैठा । उसने भी फ्रांसी- 
सियोंसे मैत्री कायम रखी। डूप्ले त्िचनापल्‍लीपर कब्जा 
करनेका बराबर प्रयत्न करता रहा। उसने तंजौरके 
राजाकों तटस्थ रखने, मराठा सरदार मुरारीरावका 
समर्थन प्राप्त करने और मैसूरके शासककों अपनी ओर 
मिलानेमें सफलता प्राप्त की और ३१ दिसम्बर १७५२ ई० 
को त्रिचनप्पल्लीकी घेराबंदी ga: शुरू कर दी। यह 
घेराबंदी १७५४ के मध्य तक चली | जब यह सब कुछ 
हो रहा था, फ्रांसकी सरकारने ड्प्लेकी नीतियोंकी महत्ता- 
को नहीं समझा और भारतमें होनेवाली इन लड़ाइयोंके 
भारी ख्ोंसे ag परेशान हो उठी। फ्रांसीसी सरकारने 
ड्प्लेका कार्य पूरा होनेके पहले ही उसे १७५४ ई ०में स्वदेश 
वापस बुल। लिय। और उसके स्थानपर १ अगस्त १७५४० 
को जनरल गोदेहुकों नया गवर्नर-जनरल बना दिया। 
गोदेहुने ae st १७५५ CoH अंग्रेजोंसे संधि कर ली। 
इस संधिकें अनुसार तय पाया गया कि अंग्रेज और फ्रांसीसी 
दोनों ही भारतीय रियासतोंके भ्रान्तरिक मामलोंमें हस्तक्षेप 
नहीं करेंगे और जितना-जितना क्षेत्र अंग्रेजों श्नौर फ्रांसी सियों- 
के पास है, वह उनके पास बना रहेगा | 

इस प्रकार फ्रांसीसी सरकारने ही डूप्लेकी नीतिको 
विफल कर दिया । यह अवश्य gat कि हैदराबादके 
निजामके दरबारमें फ्रांसीसियोंका प्रभाव बना रहा और 
वहां जनरल बुसीके नेतृत्वमें फ्रांसीसी भारतीय फौज 
तैनात रही । निराश डूप्लेकी मृत्यु फ्रांसमें १७६३ ईशमें 
गरीबीकी दशामें हुई। 

squat ही विफल रहा हो, यह मानना पड़ेगा कि 
वह भारतीय इतिहासका एक प्रतिभाशाली और शक्तिमान 
व्यक्ति था| डूप्लेने जिस राजनीतिक दूरदृष्टिका परिचय 


SAL, जनरंल-डोरीजियफ 





दिया, उससे अंग्रेजोंने बादमें स्वयं लाभ उठाया। यद्यपि 
फ्रांसीसी-भारतीय साम्राज्यकी स्थापना करनेका SCAT 
स्वप्द स(कार नहीं हुआ, तथापि ब्रिटिश-भारतीय सा म्राज्य- 
की स्थापना मुख्यतः डूप्लेकी दूरदृष्टिके ही आधारपर 
Zi (पी० कल्त्रू लिखित ड्प्ले', एच० एच० डाडवेल 
लिखित ‘scx एण्ड क्लाइव') 

Bar, जनरल-फ्रांसीसी उपनिवेश पाण्डिचेरीका गवर्नर । 
उसने पांडिचेरीक विकासमें बड़ा योग दिया | १७४४ fo 
में उसके स्थानपर डूप्ले आया जिसकी प्रसिद्धिके आगे डूमा- 
की सफलताएं धूमिल पड़ गयीं । 

डेन, सर लुई-१६०४ ई० में ब्रिटिश भारतीय मिशनका 
नेता बनाकर अफगानिस्तान भेजा गया। यह मिशन 
दिसम्बर १६०४ ई०से मार्च १६०५ Fo तक काबुलमें 
रहा और उसने sath तत्कालीन शासक अमीर हबीबुल्ला 
खाँके साथ संबंध सुधारनेमें सफलता प्राप्त की । 

डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी-१६१६ fo में स्थापित । इसने 
१६२० ई० में भारतके पूर्वी समुद्रतटपर त्ंक्वेबा रमें अपनी 
पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। १७५५ ई० में 
उसने बंगालमें श्रीरामपुरमें अपनी बस्ती स्थापित की। 
कितु डेनिश ईस्ट इंडिया कम्पनी कभी पनप नहीं संकी और 
१८४५ ई०में उसने अपनी कोठियां ब्रिटिश सरकारको 
बेच att 

डे, फ्रांसिस-परम। गाँव स्थित ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी फैक्ट्री- 
का मुखिया। उसने १६४० fo में स्थानीय राजासे 
मसुलीपट्टमूसे २३० मील दक्षिणकी ओर जमीनकी एक 
पतली पट्टी प्राप्त की, साथ ही वहांपर एक किला बननेकी 
अनुमति भी ले ली। उसका नाम फोर्ट सेण्ट TT पड़ा। 
बादमें चंद्रगिरिके राजाने भी इस ग्रनुदानपर अपनी स्वीकृति 
दे दी। यह राजा उपर्युक्त स्थानीय राजाका अधीश्वर 
था। कुछ ही वोमें फोर्ट सेंट जाजंके at ae एक ' 
शहर बस गया, जिसका नाम ‘Hara’ पड़ा जो बादमें 
चोलमण्डल तटपर ईस्ट इंडिया कम्पनीका मुख्यालय बन 
गया। फ्रांसिस डे साहसिक और दूरदर्शी व्यक्ति था। 
उसीने जोर देकर बंग।लकी खाड़ीके किनारे स्थित कम्पनी- 
की बस्तियोंको न छोड़नेका ame fear था। बादकी 
घटनाओंने सिद्ध कर दिया कि फ्रांसिस डे सही ढंगसे सोच 
रहा था। 

डेरियस (दारा)-देखिये, दारयबहु' । 

डोरीजियफ-एक मंगोल, जो जन्मतः रूसकी प्रजा था। 
तिब्बतके दलाई लामाकी सेवामें वह उच्च पदपर पहुँच 
गया। १८६८ और १६०१ fo के बीच उसने रूसकी 


186 


ड्यूक आफ कनाट-तक्षशिला 


१८५ 





अनेक बार यात्रा की । १६९०१ Fo में उसने SAH जारके 
दरबारमें जाकर उससे मुलाकात की। डोरीजियफकी 
यात्राओंका विज्ञापित उद्देश्य तिब्बतमें बननेवाले ate 
मंदिरोंके लिए रूसी बौद्धोंसे चन्दा वसूल करना था। 
यद्यपि रूसी सरकारने सेण्ट पीटर्सवर्ग स्थित ब्रिटिश राजदूत- 
को यह आश्वासन दिया कि डोरीजियफकी यात्राओंका 
कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, तथापि ब्रिटिश भारतके 
वाइसराय लार्ड कर्जनने तिब्बत सरकारके विरुद्ध अनेक 
निराधार आरोप लगाकर १६०४ ई० में सर फ्रांसिस 
यंगहसबैण्ड (दे०)के नेतृत्वमें तिब्बतपर चढ़ाई करनेके 
लिए एक सैन्यदल भेज दिया i 

ड्यूक आफ कनाट-महारानी विक्टोरियाका ga और 
इंग्लैण्डके राजघरानेका प्रमुख सदस्य | APT १६२१ ई० 
में वह भारत आया और गवनंमेन्ट arm इंडिया एक्ट 
१६१६ ई०के Herta भारतमें लागू नये संविधानका श्रीगणेश 
fear इस रीतिसे शाही हाथोंसे नये शासन-विधानका 
शुभारम्भ करनेपर भी वह भारतीयोंको संतोष नहीं प्रदान 
कर सका और भारत और इंग्लैण्डके सम्बंध FE बने रहे । 

ge, रोगर-जून १७५६ fo में जब नवाब सिराजुद्दौला 
(दे०)ने कलकत्तापर हमला किया तो ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीके फोर्ट विलियमका गवर्नर था। ड्रेक किलेकी 
रक्षा करनेके बजाय स्त्री-बच्चोंको लेकर नदीमें खड़े एक 
जहाजपर सवार होकर भाग खड़ा हुआ | उसने किलेकी 
रक्षा करनेवाली सेनाको उसके भाग्यपर छोड़ दिया और 
कलकत्तासे दक्षिणती ओर भाग गया। जनवरी १७५७ 
ई०में जब वाटसन तथा AAT पुनः कलकत्तापर भ्रधिकार 
कर लिया तो ड्रेकको फिर गवर्नर बना दिया गया । इसके 
बाद ड्रेकके बारेमें कोई उल्लेख नहीं मिलता । 


ढाका-बाँगलादेशकी राजधानी | यह नगर ब्रह्मपुत्र WIT 
गंगा (पद्मा)को जोड़नेवाली बूढ़ी गंगा नदीके तटपर बसा 
हुआ है। ढाका १६०८ ई० में मुगलोंके सूबा बंगालका 
मुख्यालय था और उसका नाम बादशाह जहाँगीरके नाम- 
पर जहाँगीरनगर कर दिया गया था। श्रासामपर मुगलों- 
का पहला हमला ढाकासे ही किया गया था जब मीर जुमला 
वहाँसे बढ़ता gar उत्तरी झासाममें भ्रहोम राज्यकी राज- 
art तक पहुँच गया था। aga मीर जुमला ढाका 


वापस लौट आया और कुछ समय बाद वहीं उसकी मृत्यु 
हो गयी । मीर जुमलके उत्तराधिकारी शायस्ता att 
१६६३ fo से तीस वर्षों तक amma शासन ढाकासे 
ही किया । इंग्लैण्डकी ईस्ट इंडिया कंपनीने महीन बढ़िया 
सूती aeat, विशेषरूपसे मलमलका, जिसको बनानेमें 
ढाकाके बुनकरोंका बड़ा नाम था, व्यापार करनेके लिए 
ढाकामें एक कोठी स्थापित की। १७०४ ई० में जब 
मुशिद कुली खां बंगालका सूबेदार बना तो वह मुख्यालय 
ढाकसे हटाकर मुशिदाबाद ले गया | इसके बाद दो सौ 
वर्षों तक ढाका उपेक्षित रह।। १६०४ ई० में वह पूर्वी 
बंगाल और अ्ासाम प्रांतका सदर मुकाम बना दिया गया | 
लेकिन उसको यह गौरव कुछ ही समय तक हासिल 
रहा, क्योंकि १६९१२ Lot पूर्वी वंगालके जिले पुनः बंगालमें 
मिला दिये गये और झासा|मको चीफ कमिश्नरके अधीन 
अलग प्रांत बना दिया गया । १६२० ई० में ढाकामें विश्व- 
विद्यालयकी स्थापना हुई और १६४७ fo में भारतकी 
झाजदी और विभाजनके बाद वह पूर्वी पाकिस्तानकी 
राजधानी बना दिया गया। दिसम्बर १६७१ ई० में 
पाकिस्तानकी तानाशाहीके खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई 
जीतकर पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र सार्वभौम गणतंत्र 'बांगला 
देश” बन गया और ढाका उसकी राजधानी हो गयी । 


a 


तक्षशिला-अति प्राचीन नगर, जो पश्चिमी पंजाबमें रावल- 
पिण्डीसे उत्तर-पश्चिमकी ओर २० मीलकी दूरीपर सराय- 
कला नामक रेलवे स्टेशनके निकट स्थित था। सिकन्दरके 
ares समय, यह राजा श्राम्भि (दे०)की राजधानी 
थी site चिकित्सा-शास्त्रके केन्द्रके रूपमें व्रिख्यात था। 
कहा जाता है कि राजा बिम्बसार (दे०)के चिकित्सक 
जीवकने तक्षशिलामें सात वर्ष वैद्यकशास्त्रका प्रशिक्षण 
प्राप्त किया ari इस स्थानपर विस्तृत पुरातात्त्विक 
पर्यवेक्षणके परिणामस्वरूप aA, att, sar झौर 
कुषाणकालीन cari उद्घाटन हुआ्ना है। हिन्दू, जैन 
एवं बौद्ध साहित्यमें तक्षशिल।का विशेष उल्लेख हुआ है । 
अपोलोनियस नामक यूनानी यात्रीने जिसने ४३-४४ 
ईसवीमें तक्षशिलाका भ्रमण किया था, नगरका विस्तृत 
विवरण लिखा है। waite (दे०) के कालमें तक्षशिलामें 
राजप्रतिनिधि (उपराजा) रहता था। यवन AIT 


\$6 
१५६ 


कुषाण (दे०) शासकोंके कालमें भी यह राजनीतिक 
केन्द्र रहा । सातवीं शताब्दीमें यह कश्मीर राज्यका अंग 
हो गया। ११वीं शताब्दीक़े प्रारंभमें सुल्तान महमूद 
(20 )कीः पंजाब-विजयके उपरान्त तक्षशिलाका महत्त्व 
कम होता गया और वह एक वीरान स्थल बन गया । 
(सर जॉन मार्शल कृत गाइड दु टेैक्शिला') 

तबकाते अकबरी-सम्राट्‌ aaah कालका झाधिकारिक, 
इतिहास ग्रन्थ । दरबारी इतिहासकार निजामुद्दीन अ्रहमद- 
ने इसे फारसीमें लिखा था। तिथि तथा भौगोलिक वर्णन- 
की दृष्टिसे यह सर्वाधिक विश्वसनीय ग्रंथ है। 

तबकाते नासिरी-यह मिनहाजुद्दीन सिराज (दे०) द्वारा 
लिखित दिल्लीके प्रारम्भिक सुल्तानोंका इतिहास है। 
सिराजने इस ग्रंथकी रचना अपने आश्चरयदाता नासिरुद्दीन 
(दे०)के राज्यकालमें की थी । 

तमिव्ठगम्‌-तमिल देश, जिसके अंतर्गत तीन प्राचीन राज्य- 
पाण्ड्य, चोल और चेर अथवा केरल स्थित थे। इसका 
विस्तार उत्तरमें मद्रासके सौ मील उत्तर पश्चिम पुलीकट 
और तिरुपति पहाड़ियों तक, दक्षिणमें केष कमोरिन तक, 
पूरबमें क/रोमण्डल घाट तक और पश्चिममें पश्चिमी घाट 
तक था। यहाँ अ्रधिकांश लोग तमिल भाषा बोलते थे, 
जिसका साहित्य प्राचीन एवं समृद्ध है। यहाँके प्राचीन 
निवासी अ्रधिकांश द्रविड़ लोग थे, किन्तु बादमें बहुतसे 
आर्य भी बस गये हैं। तमिल भाषा भी संस्कृत व्याकरण 
और वाक्‍्य-विन्याससे प्रभावित और परिवर्तित है । तमिल 
साहित्यके सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ कुरल', 
और “मणिबेकलै' हैं। इनमेंसे 'कुरल' गोदावरीके दक्षिणमें 
सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सम्मानित है 1 

तराइनका युद्ध-११६१ Lo WIT ११६२ Fo में दिल्ली और 
अजमेरके चौहान राजा पृथ्वीराज (दे०) और शहाबुद्दीन 
मुहम्मद गोरीके मध्य gar तराइनके पहले युद्धमें 
पृथ्वीराजने शहाबुद्दीनको परास्त किया। ae घायल 
होकर भाग खड़ा हुआ । परन्तु एक ही वर्ष बाद ११६२ 
fo में होनेवाले दूसरे युद्धमें शहाबुद्दीनने पृथ्वीराजको 
TUT करके मार डाला। इस दूसरे युद्धमें विजयके बाद 
शहबुद्दीनने दिल्‍्लीपर भ्रपना अधिकार कर लिया। इसके 
फलस्वरूप पूरा उत्तरी भारत कई शताब्दियोंतक मुसलमानों - 
के शासनमें रहा । 

तराबड़ीका युद्ध-देखिये तराइन, जो तरावड़ीका दूसरा 
नाम है। 

तर्पो बेग-एक मुगल सेंनापति जिसे १५५५ ई० में हुमायूं 
(दे०)के मरनेके तुरंत बाद बैरम खाँ (Zo) द्वारा दिल्‍्लीकी 


तबकाते अकबरी-ताज्या ZT 


सुरक्षाका भार सौंपा गया था, परन्तु वह अपने कार्यमें 
असफल रहा। दुष्परिणाम-स्वरूप १५५६ ई० में दिल्‍लीको 
हेमू (दे०)ने विजित कर अपने अ्रधिकारमें ले लिया। 
इस असफलताके लिए बैरमखांकी waa उसका वध 
कर दिया गया। 

तमंशीरी-मंगोलोंकी चगताई प्रशाखाका खान (शासक) । 
इसने १३२८-१३२६ ई० में भारतपर आक्रमण किया और 
fact निकट तक पहुँच गया। मोहम्मद तुगलकने 
उसे अपनी फौजें वापस ले जानेके लिए प्रेरित किया । 

तहमस्प, शाह-फारसका बादशाह, जिसकी शरण १५४४ ई०- 
में निर्वासित मुगल बादशाह हुमायूं (दे०)ने ली थी। 
शरण देनेके साथ ही उसने मुगल बादशाहको Gea सहायता 
भी दी जिसके फलस्वरूप हुमायूं कंधार और काबुलको 
१५४५ ई० में अपने श्रधीन करनेमें समर्थ हो सका और 
wad: भारतीय साम्राज्यका पुनः भ्रधीश्वर हो गया | 

ताजमहल-भारतमें मुगल शासनका सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक । 
इस मकबरेको बादशाह शाहजहाँ (दे०)ने आगरामें अपनी 
प्रिय बेगम मुमताज महल (Zo )H मजारपर बनवाया है । 
इसका निर्माणकार्य १६३२ ई० में आरम्भ हुआ था और 
१६५३ ई० में बाईस वर्षमें पूरा हुआ, जिसमें पचास- 
लाख रुपये खर्च हुए थे। अपने सौंदर्यके कारण यह सारे 
संसारमें विख्यात है। इसका नकशा उस्ताद ईसा नं।मक 
भारतीय वास्तुकारने बनाया था। हो सकता है कि उसने 
नक्शा बनानेमें किसी इतालवी अथवा फ्रांसीसी वास्तुकारकी 
सहायता ली हो या वह उसकी मौलिक कृति हो । ताज- 
महल आजभी आगराके निकट यमुनाके किनारे स्थित है 
और संसारके सभी भागोंसे हजारों य।त्री उसे देखने आते हैं। 
इसे 'संगमरमरकी स्वप्तिल रचना” कहा जाता है । 
(स्मिथ, वी. ए., 'हिस्ट्री ऑफ दि फाइन आर्ट स इन इंडिया ) 

ताजुद्दीन यिल्विज्ञ-देखिये, 'यिल्विज़' । 

तातार खाँ-देखिये, 'नासिरुद्दीन मुहम्मद शाह' (गुजरात) | 

तात्या जोग-जसवन्तराव जोगका मंत्री । इसने तृतीय 
मराठा-युद्ध (दे०) के बाद होल्कर राज्यके पुनगंठन और 
पुनरुत्थानमें विशेष योग दिया था । 

तात्या टोपे-सिपाही-विद्रोह (दे०) में विप्लवियोंकी श्रोरसे 
लड़नेवाला प्रख्यात मराठा सेनानायक | वह नाना साहब 
(दे०) का विशेष सहयोगी तथा आंदोलनकारियोंका 
सशक्त समर्थक था। वह अंग्रेजोंका प्रबल विरोधी था । 
विप्लवियों द्वारा कानपुरपर अधिकार करनेके समय ag 
उपस्थित था। बीबीगढ़में फिरंगी नर-नारियों तथा बच्चों- 
का संहार उसके सामने हुआ । वह सेनानायक, रणनीति- 


॥ ४ 


तानसेन-तालीकोटका युद्ध 


वेत्ता, संगठनकर्ता था। बीस हजार सैनिकोंकी ग्वालियर- 


SAH नायक बनकर उसने कानपुरमें अंग्रेजी सेनानायक 
विढमकों पराभूत किया ae कॉलिन कैम्पवेल द्वारा 
कानपुरसे भगाये जाने और परास्त किये जानेपर तात्याने 
रानी झांसीसे मिलकर मध्यभारतमें भीषण युद्ध छेड़ दिया, 
किन्तु बेतवाके युद्धमें सर aa रोज (दे०) द्वारा परास्त 
हो गया । इन पराजयोंने तात्याको हतोत्साहित नहीं किया । 
कुछ ही महीनोंमें उसने रानी झाँसीके साथ ग्वालियरकी 
दिशामें प्रयाण किया, सिंधिया (fet) at सेनाको विजित 
किया और सिंधिया भआगरामें अंग्रेजोंकी शरणमें चला 
गया । तानासाहबको पेशवा घोषित किया गया और 
उसने सभी मराठोंको अंग्रेजोंके विरुद्ध खड्गहस्त करनेका 
प्रयास किया । परल्तु ह्यूगने ग्वालियरपर कब्जा कर लिया 
ओर उसे मोरार और कोटाके युद्धोंमें पराजित कर दिया | 
इन्हीं युद्धोंमे झाँसीकी रानी भी लड़ते हुए मारी गयी। 
Tea पुनः भाग गया और उसने आत्मसमर्पण नहीं किया । 
जगह-जगह उसका पीछा किया गया, पर वह बच निकला । 
अंतमें अप्रैल १८५६ ई० में सिंधियाके सामन्‍्त मानसिंहने 
विश्वासधात करके उसे पकड़वा दिया। उसपर ब्रिटिश 
अदालतमें मुकदमा चलाया गया और विद्रोह और हत्याका 
अभियोग लगाया गया, परन्तु उसने यह माननेसे इनकार 
कर दिया कि ब्रिटिश अदालतको उसके विरुद्ध सुनवाई 
करनेका अभ्रधिकार है। अंततः उसे फाँसीकी सजा दे दी गयी। 

तानसेन-एक प्रख्यात संगीतज्ञ | यह THE भ्रकबरका 
दरबारी गायक था। कहा जाता है कि 'भारतमें सैकड़ों 
ante तानसेनके समान गायक नहीं हुआ । उसने मानसिंह 
(दे०) के शासनकालमें ग्वालियरमें प्रशिक्षण प्राप्त किया 
are वहीं उसका अन्तिम संस्कार किया गया। बादशाह 
अकबरके दरबारमें उसका APTA इतनी महत्त्वपूर्ण घटना 
मानी गयी कि बादशाहने उसका एक रंगीन चित्र १५६२ 
ई० में बनवाया था । 

ताम्रपर्णी-तिनैवेलली जिलेकी एक नदीका नाम । अशोकके 
स्तम्भलेख दो और तेरहमें सीलोनको TATA कहा गया है। 

ताम्नलिप्ति-प्राचीन नगर । इस स्थानपर पश्चिमी बंगालका 
मिदनापुर जिलेका तामलुक नगर स्थित है। पहले यह 
समुद्रके निकट था (गंगाका मार्ग बदल जानेके कारण 
आधुनिक तामलुक समुद्रसे दूर हो गया है), पाँचवीं शताब्दी- 
में यह व्यस्त बन्दरगाह था। ताम्रलिप्तिसे ही प्रसिद्ध 
चीनी यात्री फाहियान (20), जिसने ४०१से ४१० FoF 
बीच भारतका भ्रमण किया, जलपोतपर सवार होकर 
स्वदेश वापस गया AT | 


पृ८ष७ 


MH पहली लाइन-भारतमें १८५४ Fos स्थापित की गयी | 


यह कलकत्तासे आगरा तक soo मील लम्बी थी। 
सिपाही-विद्रोह [प्रथम स्वाधीनता-संग्राम ) के कालमें 
BATT TAT भारी लाभ हुआ | १८५७ ई० तक इसका 
विस्तार पहले लाहौर और फिर पेशावर तक कर दिया गया | 
इसके बाद इसका विस्तार सारे भारतमें कर दिया गया । 
अब भारत और संसारके सभी देशोंके बीच तारकी व्यवस्था 
है । 

तारानाथ-प्रसिद्ध तिब्बती लेखक और इतिहासकार जो सत्रहवीं 
शताब्दीमें हुआ | उसके ग्रंथोंमें तिब्बती Tevet सुरक्षित 
भारतके प्रारम्भिक कालका इतिहास मिलता है 1 
ae Wea सूत्रोंसे प्राप्त सूचनओंकी पुष्टि तथा श्रन्तरालों- 
की पूर्तिके लिए उपयोगी है । 

ताराबाई-शिवाजी प्रथमके द्वितीय पुत्र राजाराम (दे०)की 
पत्नी | १७०० Soh पतिकी मृत्युके उपरान्त यह अपने 
अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी तृतीयकी संरक्षिका एवं प्रति- 
शासक बनी और उसके नामसे मराठा राज्यका शासत- 
प्रबन्ध सम्हाला तथा मुगल THe, औरंगजेबसे TAIT 
युद्ध किया । उसके प्रोत्साहनपूर्ण नेतृत्वमें मराठोंने फिरसे 
मुगल सल्तनतके बराड, गुजरात और अ्रहमदतगरके 
इलाकोंपर हमले करने शुरू कर दिये । इसमें उसे अभूतपूर्व 
सफलता, सम्मान और धन मिला । १७०७ FoF उसके 
पतिके अग्रज शम्भूजीके ga और उत्तराधिकारी शाहू 
श्रथवा शिवाजी द्वितीयको म्‌ गलोंने जब बन्दीगृहसे मुक्त 
कर दिया, तब ताराबाई बड़ी विकट स्थितिमें पड़ गयी । 
शम्भूजीने महाराष्ट्र आकर MTA पैतृक सम्पत्तिक। अधिकार 
माँगा । उसको शीघ्र पेशवा बालाजी विश्वनाथके नेतृत्वमें 
बहुत-से समर्थक मिल गये | ताराबाईका पक्ष कमजोर 
पड़ गया और उसे शाहूको मराठा साम्राज्यका छत्रपति 
स्वीकार कर लेना पड़ा । फिर भी वह अपने पुत्र शिवाजी 
तृतीयको सतारामें राजपदपर बनाये रखनेमें सफल हुई । 
१७००से १७०७ ई० तकके संकटकालमें ताराबाईने 
मराठा राज्यकी एकसूत्रता और अखंडता बनाये रखकर 
अमूल्य सेवा की | बादमें उसके पुत्र शिवाजी तृतीयको 
THT MBA गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया । 

तालपुरके अमीर-सिंधके अमी रो (Fo) at तीन शाखाओंमेंसे 
एक; जो १८४३ ई० में अंग्रेजों द्वारा eed, अपदस्थ 
और निर्वासित किये गये । है 

तालीकोटका युद्ध-र/मराजा (दे०) जो विजयनगर (दे०)की 
TAH नेतृत्व कर रहा था, तथा अहमदनगर, बीजापुर और 
गोलकुण्डाके सुल्तानोंकी संयुक्त सेनके बीच २३ जनवरी 


138 


१८८ 


ताशकन्द घोषणा-तिब्बत 





१५६५ ई०को हुआ। इस युद्धमें रामराजा TT 
होकर वीरगतिको प्राप्त हुआ एवं विजयनगरकी सेना 
पूर्णतः ध्वस्त हो adh यह एक निर्णायक युद्ध था 
जिसके परिणामस्वरूप विजयनगरके हिन्दूराज्यका पूर्णरूपेण 
पतन हो गया । 

ताशकन्द घोषणा-भा रतके प्रधानमंत्री लालबहादुर Tika 
तथा पाकिस्तानके राष्ट्रपति अयूब खाँ की लम्बी 
Aas उपरान्त ११ जनवरी १६६६ ई०को हस्ताक्षर 
किये गये, संयुक्त रूपसे प्रकाशित हुई । ताशकंद सम्मेलन 
सोवियत रूसके प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किया गया था । 
ताशकंद घोषणामें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 
शक्तिका प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ोंको शांतिपूर्ण 
ढंगसे तय करेंगे, वे २५ फरवरी १६६६ तक अपनी सेनएँ 
५ अगस्त १६६५की सीमा-रेखापर पीछे हटा लेंगे; दोनों 
देशोंके बीच आपसी feat मामलोंमें शिखर avait’ तथा 
weg स्तरोंपर वार्ताएँ जारी रहेंगी; दोनों देशोंके बीच 
सम्बन्ध एक दूसरेके AAG AAA हस्तक्षेप न करनेपर 
आधारित होंगे; दोनोंके बीच राजनयिक संबंध पुनः स्थापित 
कर दिये wat; एक दूसरेके विरुद्ध प्रचारकार्यको हतो- 
त्साहित किया ज/येगा, आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धों 
तथा संचार सम्बन्धोंकी फिरसे स्थापना तथा सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान फिरसे शुरू करनेपर विचार किया जायगा; 
ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जायेंगी कि लोगोंका निर्गमन 
बंद हो; शरणाथ्थियोंकी समस्याओं तथा wae प्रवासी 
प्रश्नपर विचार-विमर्श जारी रखा जायगा तथा हालके 
संघर्षमें जब्त कर ली गयी एक दूसरेकी सम्पत्तिको लौटानेके 
प्रश्नपर विचार किया जायगा | इस घोषणाके क्रियान्वयन- 
के फलस्वरूप दोनों पक्षोंकी Aad उस सी मारेखापर वापस 
लौट गयीं जहाँ वे युद्धके पूर्व तैवात थीं । परन्तु इस घोषणा- 
से भारत-पाकिस्तानके दीर्घकालीन सम्बन्धोंपर क्या प्रभाव 
पड़ेगा, यह अभी नहीं कहा जज सकता | फिर भी ताशकंद 
घोषणा इस कारण याद रखी जायगी कि इसपर हस्ताक्षर 
करनेके कुछ घंटे बाद ही लालबहादुर शास्त्रीकी दुःखद 
मृत्यु हो गयी। 

तिब्बत-और भारतके बीच सांस्कृतिक सम्बन्धोंका लम्बा 
इतिहास है। सातवीं शतःब्दीमें तिब्बतके राजा ate 
ग्चन्‌-ख्रामू-पो (दे०) (लगभग ६२६-&८ ई०)ने बौद्ध 
धम ग्रहण कर लिया और थोव्‌मी-सम्भोटा नामक तिब्बती 
विद्वान्‌को भारत भेजा, जिसने बौद्ध धर्म सम्बन्धी कुछ 
ग्रंथ इकठ्ठें किये और पश्चिमी गुप्त लिपिको तिब्बत ले गया, 
जो देवनागरी लिपिसे काफी मिलती-जुलती थी। यही 


लिपि तिब्बती वर्णमालाका आधार बनी। सम्भव है 
बुद्ध अवलोकितेश्वरकी चंदनकी प्रसिद्ध मूति जो अरब तक 
दलाईलामाके राजमहल पौतालामें प्रतिष्ठापित है और 
पूजी जाती है, वह सर्वप्रथम थोब्मीके द्वारा तिब्बत ले 
जायी गयी हो। राजा स्रोड-गूचन्‌ने न केवल बौद्ध धर्म 
ग्रहण किया बल्कि थोव्मीका शिष्य बनकर विद्याध्ययन 
भी किया। उसने तिब्बती लोगोंमें बौद्ध धर्मका प्रचार 
करके उनमें सत्यवादिता, दया, पवित्र एवं सदा जीवन, 
विद्वानोंका आदर और मातृभूमि-प्रेम अ्दि गुणोंका विकास 
किया । ga wat बौद्ध धर्मने तिब्बतके सांस्कृतिक और 
आधिक fast पर्याप्त योगदान किया। संस्कृत 
dela तिब्बती भाषामें अनुवादका जो कार्य ats ग्चन्‌- 
स्नामू-पोके द्वार। प्रारम्भ किया गय। था, वह उसके उत्तरा- 
धिकारियों द्वारा आगे बढ़ाय/ गया और इससे तिब्बती 
भाषा प्रांजल एवं समर्थ साहित्यिक माध्यमके रूपमें निखर 
कर सामने आयी | बौद्ध धर्मके प्रचार-प्रसारने तिब्बत 
और भारतके बीच घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित कर fear 
तिब्बती लोग बौद्ध धर्मके भारतीय शिक्षाकेन्धों, विशेषतः 
नालंदा और विक्रमशिला आने लगे और इसी प्रकार 
भारतीय लोग तिब्बत जाने लगे । आने-जानेका यह सिल- 
सिला तिब्बत और भारतके सांस्कृतिक सम्बन्धोंका. एक 
नियमित अंग बन गया। बौद्ध धर्मके महान्‌ आाचार्यों 
शांतिरक्षित (दे०) और पद्मसम्भव (दे०)ने तिब्बतकी 
aad ८वीं शतीके मध्यमें और afar (दे०)ने ११वीं 
शताब्दीके मध्यमें कीं । इस सांस्क्रतिक सम्पर्कसे तिब्बत- 
में लामावादकी स्थापन। और विकास हुआ | लामावादने 
बौद्ध att daar, महायान और तंत्नयान सम्प्रदायोंमें 
समन्वय स्थापित wera प्रयास किया | इसने तिब्बतियोंके 
राष्ट्रीय चरित्नमें परिवर्तत करके उन्हें धीरे-धीरे युद्धप्रियसे 
शांतिप्रिय धर्मभीह व्यक्ति बना दिया । इसने उनके बीच 
अनेक आध्यात्मिक गुरु, प्रकांड faery, सुयोग्य भाषाविद्‌ 
और ऊँचे साधक उत्पन्न किये। संस्कृत ग्रंथोंका तिब्बती 
भाषामें अनुवाद करनेका तिब्बती और भारतीय विद्वानोंका 
प्रयास safes सफल सिद्ध हुआ ate बहुतसे संस्कृत 
ग्रंथ जिनकी मूल प्रतियाँ अब भारतमें नहीं पायी जाती हैं, 
या तो मूलरूपमें ar तिब्बती अनुवादके रूपमें तिब्बतमें 
उपलब्ध हुए हैं । 

भूतकालमें तिब्बत और भारतके मध्य राजनीतिक 
सम्बन्ध बहुत थोड़े थे। द्वितीय गुप्त eae समुद्रगुप्त 
(दे०) नेपालके नृपतिको अपना करद तथा झाज्ञापालक 
बनानेपर बड़ा गर्व करता था । उसने अपने चौथी शताब्दीके 


1&9 
तिब्बत 


प्रयाग भ्रभिलेखमें तिब्बतका कोई उल्लेख नहीं किया है | 
७वीं शतताब्दीमें हर्षवर्धन (दे०)ने, जिसका चीनके साथ 
मित्रतापूर्ण सम्बन्ध था, तिब्बतके मार्गसे एक दूत चीन 
भेजा था, जिससे प्रकट होता है कि तिब्बतके साथ भी 
उसका मैत्री-सम्बन्ध था। हर्षकी मृत्युके बाद उसका 
मंत्री अर्जुन जिसने उसकी गद्दी छीन ली थी, तिब्बती शासक 
ae गूचनूका कोपभाजन बन गया, क्योंकि उसने चीनी दूत 
वांग-ह्य एन-त्सेसी (दे०)को लूट लिया था, और उसे 
परास्त होकर तिरहुतसे हाथ धोना पड़ा । किन्तु १७०३० 
में तिरहुतने तिब्बती शासनका जुआ उतार फेंका । इसके 
पश्चात्‌ तिब्बतका भारतके साथ किसी भी प्रकारका राज- 
नीतिक सम्बन्ध नहीं रहा । भारतके मुसलमान विजेता 
तिब्बतके हिमवेष्टित पर्वतोंपर सेनाएँ भेजनेसे कतराते थे 
और बख्तियारके बेटे इख्तयारुद्दीन मोहम्मदके fear 
जिसका तिब्बतके ऊपर झ्राक्रमण १२०४ ई०में बुरी तरह 
विफल हुआ, और किसीने उसे विजय करनेक। प्रयास तक 
नहीं किया । किन्तु पअंग्रेजोंका व्यापारिक लोभ सीमाहीन 
था, और १७७४-७५ LoH area हेस्टिग्ज (दे०)ने 
कम्पनीके युवा अधिकारी ort बोगलको तिब्बतके धारमिक 
गुरु एवं शासक ताशीलामासे भेंट करनेके लिए भेजा । 
किन्तु बोगल, जिसने aot यात्राका रोचक वर्णन किया है, 
अंग्रेजोंके लिए कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सका। तिब्बत 
अठारहवीं शताब्दीके प्रारम्भसे ही चीनकी प्रभुसत्ताको 
स्वीकार करने लगा था और तिब्बतकी राजधानी ल्हासामें 
दो चीनी राजप्रतिनिधि, जिन्हें ara कहा नाता था, 
निवास करने लगे थे। चीन और तिब्बतने उन्नीसवीं 
शताब्दीके अन्त तक अंग्रेजोंकी भारतसे तिब्बतमें घुसने 
नहीं दिया । तीसरे बर्मायुद्ध (दे०)के बाद १८८६ ईश०में 
ब्रिटिश सरकारने चीनके साथ एक समझौता किया, जिसके 
अंतर्गत तिब्बतपर चीनकी प्रभुसत्ताकी परोक्ष स्वीकृतिके 
बदलेमें चीनी सरकार ब्रिटेन द्वारा बर्मा हथियानेपर कोई 
आपत्ति न करनेके लिए सहमत हो गयी । १८८७ ई में 
तिब्बतियोंने ब्रिटिश सुरक्षित सिक्किम राज्यपर हमला 
कर दिया, किन्तु वे बड़ी आस/नीसे पीछे खदेड़ दिये गये 
और १८६० oH तिब्बत-सिक्किमकी सीमा का 
निर्धारण चीन और ब्रिटेनके मध्य हुए समझौतेके अंतर्गत 
किया गया। १८६३ ई० में अंग्रेजोंकी तिब्बतमें कुछ 
व्यापारिक सुविधाएँ प्रदान करनेकी बात तय हुई, किन्तु 
व्यवहाररूपमें ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करायी गयीं । 
इस प्रकार बीसवीं शतःब्दीके प्रारम्भमें भी अंग्रेजोंके लिए 
तिब्बत वर्जित देश बना wer प्रथम ब्रिटिश नागरिक, 


१८६ 


जिसने लासमें घुसनेका साहस किया (दे०) और वहाँकी 
राजनीतिक और धामिक अवस्थाकी अमूल्य जानकारी 
प्राप्त करके वापस लौटा, शरत्‌चंद्र दास (दे०) नामक 
एक बंगाली अ्रध्यापक था। बीसवीं शतीके प्रारम्भमें 
दलाई लामाने अपने शिक्षक तथा रूसी बौद्ध दोरजीफकी 
सहायतासे चीनी प्रभुसत्ता उखाड़ फेंकनेके लिए रूसी 
सरकारके साथ कुछ समझौतेकी वार्ता चलायी, जिससे ब्रिटिश 
भारतीय सरकार जो उस समय दबंग वाइसराय Ae 
कर्जन (दे०) द्वारा नियंत्रित थी, सशंकित हो उठी कि 
तिब्बत शीघ्र ही रूसी संरक्षणमें चल। जायगा । ब्रिटिश 
भारतीय सरकार इसे रोकनेके लिए कृतसंकल्प थी और 
१६०३ ई० में कर्ल-फ्रांसिस यंगहसबैण्डके नेतृत्वमें एक 
दल तिब्बत भेजा गया । इसने जुलाई १६०३ ई० में बिना 
किसी विरोधके तिब्बती क्षेत्रोंमें प्रवेश किया और मार्च 
१६०४ Sor तिब्बती सेन।को गुरु नामक स्थानपर भ्रासानी - 
से परास्त कर दिया। अप्रैलमें उसने विशाल तिब्बती 
सेनाको पुनः हरानेके बाद WATT १६०४ ई०में ल्हासामें 
प्रवेश किया। वहाँ यंगहसबैण्डने सितम्बरमें तिब्बतको 
संधि करनेके लिए विवश किया, जिसके sicher उसे अंग्रेजोंको 
तिब्बतकी तीन मंडियोंमें व्यापार करने, ७५ लाख रुपयेका 
हर्जाना देने (पहले तो ७५ वार्षिक किश्तोंमें देनेकी बात 
तय हुई), किन्तु बादमें इसे घटाकर २५ लाख रुपया कर दिया 
गया और उसे तीन artes fred अदा करनेकी बात 
तय हुई, हर्जानिका भुगतान न होने तक अंग्रेजोंकी सिक्किम 
और भूटानके मध्य स्थित चुम्बी घाटीपर भ्रधिकार करने, 
किसी विदेशी शक्तिको तिव्बतका कोई भूभाग न देने तथा 
उसे तिब्बतमें रेलवे लाइन बिछानेकी इजाजत उस समय 
तक न देने जबतक उसी प्रक/रकी सुविधाएँ ब्रिटिश सरकार- 
को न दी जाएँ, की शर्तें स्वीकार करनी पड़ीं। इस प्रकार 
तिब्बतमें रूसी-प्रस/रका मार्ग बंद कर दिया गया, किन्तु 
शीघ्र ही अंग्रेजोंकी गलतियोंके परिणामस्वरूप तिव्बतपर 
चीनकी जो प्रभुसत्ता अभी तक केवल नाममात्रकी और 
सांकेतिक रूपमें थी, वह वास्तविक रूपमें स्वीकार कर ली 
गयी । तिब्बतकी ओरसे २५ लाख रु० हर्जाना चीनको 
अदा करनेकी अनुमति दे दी गयी और अंग्रेजोंको चुम्बी 
घाटीसे हट आना पड़ा । १६०६ Lot इंग्लैण्ड और चीनके 
बीच एक समझौतेके अंतर्गत इंग्लैण्ड इस बातके लिए राजी 
हो गया कि ag न तो तिब्बतके किसी भूभागपर अधिकार 
करेगा और न उसके आंतरिक प्रशासनमें हस्तक्षेप करेगा। 
इसके बदलेमें चीन सहमत हो गया कि ae किसी विदेशी 
शक्तिको तिब्बतके प्रांतरिक प्रशासनमें हस्तक्षेप करने अ्रथवा 


1५4० 
३७० | 1 


उसकी क्षेत्रीय अखंडताका उल्लंघन करनेकी अनुमति नहीं 


देगा । १९०७ fos इंग्लैण्ड और रूस तिब्बतके साथ अपने 
राजनीतिक सम्बन्ध चीनके माध्यमसे संचालित करनेके 
लिए सहमत हो गये। इस प्रकार चीनको तिब्बतका 
स्वामी स्वीक।र कर लिया गया और इसके बाद ही चीनने 
तिब्बतको रौंद डाला और दलाई लामाको भागकर भारतमें 
शरण लेनी पड़ी । ब्रिटिश सरकारने इसपर dia प्रतिवाद 
किया और तिब्बतियोंने १६१८ fo में चीनकी आ्रांतरिक 
अ्रव्यवस्थासे लाभ उठाकर अपनेको चीनी आधिपत्यसे 
मुक्त कर लिया । १६१७की राज्यक्रांतिके बाद रूसमें जो 
परिवर्तन हुए तथा चीनमें जो अव्यवस्था व्याप्त रही उसके 
परिणामस्वरूप तिब्बतमें ब्रिटिश हिंतोंपर किसी विदेशी 
शत्रु द्वारा श्राघात किये जानेक। खतरा समाप्त हो गया और 
अगले बीस वर्षों तक तिब्बत और भारतकी सरकारोंके बीच 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध wi किन्तु इस शताब्दीके पाँचवें 
दशकमें राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गयीं। माश्रोत्से 
तुंगके नेतृत्वमें चीन एक महान्‌ स/म्यवादी राष्ट्र बल गया 
और उसने तिब्बतके ऊपर अपनी प्रभुसत्ताको पुनः स्थापित 
aera संकल्प किया। इसके अनुसार चीनी सेनाओ्रोंने 
१६५६ ई०में तिब्बतपर भ्रधिकार कर लिया और दलाई- 
लामाको प्राणरक्षाके लिए भागकर भारतकी शरण लेनी 
पड़ी । भारतीय गणराज्यकी नवस्थापित सरकार इन 
घटनाओंकी मूक दर्शक बनी रही। इस प्रकार तिब्बत 
विशाली चीनी सांम्राज्यका अंग बना लिया गया और 
उसकी दक्षिणी सीमा भारतकी उत्तरी सीमारेखाको छूने 
लगी । इसके परिणामस्वरूप दोनों देशोंके बीच संघर्ष 
अनिवार्य हो गया । (१६६२ ई०में भारत और चीनके बीच 
युद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशोंके सम्बन्ध 
अभी तक सामान्य नहीं हो पाये हैं ।-संपादक ) 

तिरुमल-विजयनगरके सेनानायक राजराज (दे०) का भाई 
जो १५६५ ई० में तालीकोटके युद्धमें परास्त हुआ। युद्धोप- 
xia तिशमलने नाममात्रके राजा सदाशिव (दे०)के साथ 
परकोण्डामें ग्राश्रय लिया और लगभग १५७० Fo में उसका 
सिंहासन छीन लिया । उसने केवल तीन वर्ष तक राज्य 
किया और चौथे अरविंद भ्रथवा कर्णाट राजवंशकी नींव 
डाली । उसका अन्तिम वंशज रंग था, जो लगभग सत्रहवीं 
शताब्दीके मध्यमें हुआ | 

तिलक, बाल गंगाधर (१८५५७-१६२० )-प्रख्यात भारतीय 
राष्ट्रवादी नेता एवं faery । उनका रत्नागिरिके मराठा 
ब्राह्मण परिवारमें जन्म हुआ । डकेन कालेजमें शिक्षा पायी 
और कानूनकी डिग्री हासिल की । बादमें इन्होंने फर्गुसन 


तिरुमल-तिलक, बाल गंगाधर 


कालेजकी स्थापना की और “मराठा' (अंग्रेजी) और केसरी” 
(मराठी ) पत्नोंके सम्पादकके रूपमें पत्नकारिताके क्षेत्रमें 
प्रवेश किया । १५६७ fo% उन्होंने शिवाजी उत्सवका 
शुभारम्भ किया और भारतीयोंमें पुनः देशभक्तिकी तीत्र 
भावना जगानेका प्रयास किया। पूतनामें प्लेगके भयंकर 
प्रकौपको दबानेके लिए सरकार द्वारा किये गये कठोर उपायों- 
की उन्होंने कटु श्रालोचना की, जिसके परिणामस्वरूप 
राजद्रोहका अभियोग लगाकर उन्हें दण्डित किया गया। 
१६०७ FoF उन्होंने विपिनचन्द्रपाल और लाला लाजपत- 
रायके साथ कांग्रेसके अंदर गरम दल संगठित किया | इस 
दलका कहना था कि प्रस्तावों द्वारा देशकी माँगोंको ब्रिटिश 
सरकार द्वारा मनवाना सम्भव नहीं है और इसके लिए 
अधिक प्रभावोत्पादक रीतिमें कररवाई की जानी चाहिए। 
तिलक और उनके साथियोंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके 
इस लक्ष्यको अस्वीकार कर दिया कि भारतमें उसी प्रकारकी 
उत्तरदायी सरकार गठित होनी चाहिए जैसी ब्रिटिश 
साम्राज्यके स्वायत्तशासी उपनिवेशोंमें प्रचलित है। 
उन्होंने भारतमें ब्रिटिश नियंत्रणसे पूर्णतया मुक्त, पूर्ण 
स्वराज्यकी स्थापनाकी माँग की । इस प्रकार भारतीय 
राष्ट्रीय sites नरम और गरम दलके-बीच मौलिक 
मतभेद उत्पन्न हो गये । १६१६ Go में तिलकने होमरूल 
लीगका गठन किया। तिलक १६१६ के गवर्नमेण्ट आफ 
इंडिया एक्टसे संतुष्ट न थे, किन्तु अगस्त १६२०में उनका 
स्वगंवास' हो गया। दिसम्बर १६२० में HATH नागपुर 
अधिवेशनमें घोषणा की गयी कि कांग्रेसका लक्ष्य डोमीनियन 
स्टेटस (भ्रौपनिवेशिक स्वराज्य) नहीं, बल्कि सभी उचित 
तथा शांतिपूर्ण उपायों द्वारा पूर्ण स्वराज्यकी स्थापना 
करानी है। इस प्रकार तिलकके स्वगंवासके बाद उनकी 
माँगका कांग्रेसने भी जोरदार समर्थन किया। ब्रिटिश 
प्रभुत्वका घोर विरोध करनेके कारण उन्हें जीवतका एक 
बड़ा भाग ब्रिटिश जेलोंमें बिताना पड़ा, परन्तु इससे 
उनका आत्मबल तोड़ा नहीं जा सका। सर वैलेन्टाइन 
चिरोलने अपनी इंडियन wate’ (भारतीय अशांति) 
नामक पुस्तकमें TAI -जो झूठे लांछन लगाये, उनका 
प्रतिवाद करनेके लिए उन्होंने इंग्लैण्ण जाकर उसपर 
मुकदमा दायर किया, परन्तु ब्रिटिश श्रदालतने उनके 
विरुद्ध फैसला दिया । उनके गीता ween’ तथा ऑरियन' 
नामक ग्रंथ उनके प्रकांड पांडित्यका परिचय देते हैं। 
(टी० ato wae कृत 'बालगंगाधर तिलक; एन० eto 
केलकर कृत ‘asad इन. लोकमान्याज लाइफ; 
Bo पी० करमरकर कृत, 'बालगंगाधर तिलक'; अरविन्द 


1A! 
तिवर (तिबल)-तुषास्प 





घोषकी 'स्पीचेज आफ ato sito तिलक' तथा रीशनर 
एवं गोल्डबर्ग कृत 'तिलक एण्ड fe cena फार इंडियन 
फ्रीडम ) 

तिबर (तिवल)-सम्राट्‌ श्रशोककी दूसरी रानी कारुवाकीके 
THY उत्पन्न राजकुमार । इसका उल्लेख भ्रशोकके रानी 
वाले अभिलेखमें हुआ है। इसके विषयमें और भ्रधिक 
जानकारी प्राप्त नहीं है । (भट्टाचायंजी ) 

तिस्स-लगभग २५० Fo Fo से ३११ Fo Fo तक सिंहलद्वीप 
(श्रीलंका)का राजा। राजकुमार महेन्द्र (Fo) इसीके 
आमंत्रणपर श्रीलंका गया और वहाँ बौद्ध धर्मका प्रचार 
किया । face और मौर्य सम्राट्‌ अशोक (दे०)में अत्यंत 
सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थे तथा श्रीलंकामें बौद्ध धर्मके प्रसारमें 
उसने महत्त्वपूर्ण योगदान किया । उसने अनुराधपुरकी 
नींव डाली, जहाँ बोधिगयासे ले जाकर पवित्र बोधिवृक्ष 
आरोपित किया गया। यह बोधिवृक्ष आज भी विद्यमान 
है। 

तुंगभद्रा-दक्षिणकी एक नदी । यह पश्चिम घाटसे निकलती 
है और रायचूरके निकट क्ृष्णामें मिलती है। इसका 
प्रसिद्ध torre दीर्घकाल तक विजयनगरके हिन्दू राज्य व 
मुस्लिम बहमनी राज्य और उसके परवर्ती राज्योंके बीच 
विवादका विषय रहा । 

तुकाराम-महाराष्ट्रके एक प्रसिद्ध कवि तथा संत । ये शिवाजी 
प्रथम (दे०)के ज्येष्ठ समकालीन थे । इनकी क़विताओओं 
तथा शिक्षाओंका शिवाजीपर बहुत प्रभाव पड़ा | 

तुकोजी राव होल्कर प्रथम-१७६७ ई० में रानी श्रहल्याबाई 
(दे०) द्वारा dene सेनाका सेनापति नियुक्त । रानीकी 
AGH as १७६५ Fo में वह होल्कर राज्यका शासक 
बना और मृत्युपर्यन्त अर्थात्‌ १७६७ ई० तक शासन किया | 

तुकोजी wa द्वितीय-१८४३ से १८४६ fo तक होल्कर 
राज्यका शासक | अपने कुशल शासनसे उसने होल्कर वंश- 
के ऐश्वर्य एवं प्रतिष्ठामें विशेष अभिवृद्धि की थी । 

gait राव तृतीय-१६०३ से १६२६ ई० तक होल्कर 
राज्यका शासक | राज्यके बाहरके एक व्यक्तिको मार 
डालनेके अ्रभियोगमें भारत सरकारकी श्रोरसे उसे पदत्याग- 
के लिए बाध्य किया गया । 

तुगरिल खां-एक तुर्की भ्रमी र, जिसे सुल्तान बलबन (दे०) ने 
बंगालका सूबेदार नियुक्त किया था, किन्तु १२७८ ई० में 
बह स्वतंत्र हो गया। सुल्तान बलबनने १२७६ से १२८२ 
ई० तक तीन वर्षकी लड़ाईमें उसे gered किया ae मार 
डाला । 

तुगलकशाह-देखिये, 'गयासुद्दीन तुगलक' । 


१६१ 





तुरुष्क-दण्ड-एक अतिरिक्त कर, जो लगभग ११०४-११५५ 
ई० में राजा गोविन्दचन्द्र द्वारा लगाया गया । मुस्लिम 
श्राक्रमणकारियोंसे टक्कर लेनेके लिए यह कर-अ्रारोपण 
किया गया था । 

तुलसीदास-प्रसिद्ध हिन्दी कवि तथा संत | उनका जीवन- 
काल १५३२ ई० से १६२३ ई० तक माना जाता है। वे 
काशीमें रहते थे । उनका प्रसिद्ध ग्रंथ 'रामचरितमानस'" 
है जिसका उत्तरी भारतके सभी हिन्दू, चाहे गरीब हों श्रथवा 
श्रमीर, बड़ा आदर करते हैं। वे केवल उच्चकोटिके 
कवि ही नहीं थे, वरन्‌ हिन्दुओंके धामिक नेता भी थे और 
आज भी उनका नाम बड़ी श्रद्धाके साथ लिया जाता है । 

तुलसी बाई-यशवन्तराव होल्करकी प्रिया (१७६८-१८११ 
fo) । तुलसीबाई बड़ी ही बुद्धितती और चतुर थी। 
१८०८ ई० में जब यशवन्तराव होल्कर पागल हो गया तब 
होल्कर राज्यकी संरक्षिका वही बनीं। १८५११ ई० में 
राजाकी मृत्यु होनेपर राज्यका वास्तविक शासन उसके 
हाथमें ar qari उसको राज्यके दीवान बलराम सेठ 
और पेंढारी नेता अमीर खाँका समर्थन प्राप्त था । १८१७ 
ई० में सेनाने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसे मार 
डाला | इसके तुरन्त बाद यह सेना १८१७ ई० में महीदपुरके 
युद्धमें अंग्रेजों द्वारा हरा दी गयी । 

तुलुब बंश-की प्रस्थापना नरस नायक द्वारा १५०३० में 
विजयनगरमें gh इस वंशने १५६५ ई० तक शासन 
किया । इसमें छः: राजा हुए--नरस नायक (१५०३- 
१५०४६०); उसका पुत्र नरसिंह (१५०५४-१५०६ई०); 
उसका arg Fouts राय (दे०) (१५०६-१५२६), जो 
कि अपने वंशका सबसे प्रत।पी राजा था और इसके कालमें 
राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा। १५२६ से १५४२ 
ई० तक उसका WE HTT HIT उसके बाद १५४२० में 
उसका पुत्र वेंकट प्रथम AIT fae (१५४२-१५६५ Eo 
तक) उसका चचेरा भाई सदाशिव शासक रहा | अन्तिम 
राजाके शासनकालमें बीजापुर, गोलकुण्डा और अहमद- 
नगरके सुल्तानोंने मिलकर विजयनगर राज्यपर हमला 
किया और १५६५ ई० में तालीकोटके युद्धमें राजाको 
परास्त कर feat) उन्होंने राजधानीमें लूटमार करनेके 
पश्चात्‌ उसे उजाड़ डाला। सदाशिव पेन्कोण्डा भाग 
गया, जहाँ वह १५७० Fo में मार डाला गया | इस प्रकार 
विजयनगर और तुलुब वंशका Hea हो गया। 

तुबास्प-अशोक (दे०) के राज्यकालमें गुजरात और काठिया- 
वाड़का महामात्य था। उसे राजाकी उपाधि प्राप्त थी । 
गिरनारके पास सुदर्शन नामक झील (दे०)का उसने 


1०0 २. 

१६२ 
Sateen इतनी मजबूतीके साथ कराया कि फिर ४०० वर्ष 
तक उसकी मरम्मत की झ्ावश्यकता नहीं पड़ी । १५० Fos 
aay रुद्रदामाने इसका जीर्णोद्धार क्राया। तुषास्प 
संभवतः ईरानी था और ware भ्रशोककी सेवामें 
नियुक्त था। 

तेगबहादुर (१६६४-१६७५)-सिख्वोंके FF Ter ये 
छठे गुरु हरगोविन्दके पुत्र थे और आठवें गुरु हरकिशनके 
उत्तराधिकारी बने | पंजाबमें कीरतपुरके निकट आनन्द- 
पुरमें वे निवास करते थे । कुछ समयके लिए वे पटनामें 
भी रहे, जहाँ १६६६ Gow इनके प्रख्यात पुत्र तथा उत्तरा- 
घिकारी गोविन्दर्सिहका जन्म हुआ। १६६८ ई०में गुरु 
तेगबहादुर औरंगजेबकी Bas साथ असम गये THY 
वहाँसे पंजाब वापस आनेके बाद बादशाहके कोपभाजन 
बन गये । कश्मीरके ब्राह्मणोंको मुगल gated विरुद्ध 
भड़कानेके आरोपमें राजाज्ञानुसार गुरु तेगबहादुरको बन्दी 
बनाकर दिल्‍ली लाया गया, जहाँ उनके सम्मुख विकल्प 
रखा गया कि या तो मुसलमान बन TAT या मौतको 
स्वीकार करो। उन्होंने धर्म देनेकी अपेक्षा जीवन दे देना 
अच्छा समझा और १६७५ ई०में औरंगजेबकी आराज्ञासे 
उनको क्र्रतपूर्वक सूली दे दी गयी । उनके बाद उनके 
aya गोविन्दर्सिह feel गुरु हुए, जिन्होंने शांतिप्रिय 
fadiat एक सैनिक शक्तिके रूपमें परिवर्तित कर दिया । 
गुरु तेगवहादुरकी शहादतने सिख्ोंको मुगलोंके अत्याचारों- 
का बदला लेनेके लिए प्रेरित किया । 

तेजा सिह-प्रथणथ सिख-युद्ध (दे०) (-१८४५-४६ ) 
छिड़नेके समय सिख सेनाका प्रधान सेनापति । वह 
युद्धमें विजय पानेकी अपेक्षा प्रतिरोधी अंग्रेजोंकी सदृभावना 
प्राप्त करनेके लिए अ्रधिक प्रयत्नशील रहा। उसके 
विश्वासघातके ही कारण सिशथोंको युद्धमें पराजयका मुंह 
देखना पड़ा । 

ae (अथवा तंमूरलंग) (१३३६-१४०५)-१३६६ ई० में 
समरकंदके अमीरके रूपमें अपने पिताके सिंहासनपर बैठा 
और इसके बाद ही विश्व-विजयके लिए निकल पड़ा। 
मेसोपोटामिया, फारस और अफगानिस्तानकों विजित कर 
१३६५ ई० में उसने अपनी विशाल भ्रश्वसेनाके साथ भारतपर 
आक्रमण किया और दिल्‍ली तक बढ़ झाया। मार्ममें 
उसने सहस्त्रों लोगोंकी हत्या की और बहुतसे नगरोंको 
नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । उसने feet निकट सुलतान 
महमूद तुगलककी विशाल सेनाको निर्णायक रूपसे परास्त 
कर दिया ate १८ दिसम्बर १३६८ fo को fare 
अन्दर प्रवेश किया । उसके सैनिकोंने कई दिनों तक राज- 


तेगबहादुर-तो रमाण 





धानीकी लूटपाट की । दिल्लीमें ag केवल १५ दिन रुका, 
फिर हजारों छकड़ोंपर लूटका माल AAC अपने वतन 
वापस लौट गया। मार्च १३६८ ई० में उसने सिंधु नदीको 
दुबारा पार किया । उसकी सेना जिन-जिन इलाकोंसे 
होकर गुजरी, वहाँ अराजकता, अकाल whe महामारी 
फैल गयी । उसके arene दिल्‍ली सल्तनतकी जड़ें 
हिल गयीं और उसक। site पतन हो गया । 

तंमूरलंग -देखिये, 'तैमूर' । 

तेल (अथवा तलव)-ट्विती य चालुक्य राजवंशका प्रतिष्ठापक। 
उसकी राजधानी कल्याणी थी। ६७२ ई०के आसपास 
उसने अन्तिम राष्ट्रकूट राजा कक द्वितीय (दे० )को परास्त 
किया । तैल द्वारा प्रतिष्ठापित राजवंशने १११६ ई० तक 
शासन किया । 

तैलुगु-दक्षिणकी चार प्रमुख भाषाओंमेंसे एक भाषा । शेष 
तीन हैं-तमिल, मलयालम और HAS । एक समय मद्रास 
प्रेसीडेन्सीके उत्तरी भागमें तेलुगु भाषा बोली जाती थी। 
वर्तमान आंध्र राज्यमें जो तमिलनाडु तथा उड़ीसा राज्यके 
बीचमें स्थित है, ्रधिकांश लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं । 
विजयनगरके राजाओंका, विशेषरूपसे sorta रायका 
संरक्षण तेलुगु भाषाको प्राप्त रहा । HUT राय स्वयं 
तेलुगु तथा संस्कृतमें कविता करता था । उसके दरबारमें 
तेलुगुके as उच्चकोटिके कवि थे, उनमें पेदन्न सर्वाधिक 
विख्यात था। 

तोमर-राजपूतों (दे०)की एक शाखा। कुछ विद्वानोंके 
अनुसार, प्रतिहारों और चौहानोंकी भाँति ये भी विदेशी 
थे। ये लोग ११वीं शताब्दीमें वर्तमान दिल्ली क्षेत्रके 
शासक थे । तोमर-अ्ग्रणी अनंगपालने ग्यारहवीं शताब्दीके 
मध्यमें दिल्‍ली नगरकी नींव डाली थी । प्रसिद्ध लौहस्तम्भ, 
जिसपर चंद्र नामक अपरिचित राजाकी wafer अंकित है, 
१०५२ Foe अनंगपाल द्वारा हटाकर वर्तमान स्थानपर 
लाया गया और मंदिरोंके बीच खड़ा कर दिया गया, मुसल- 
मान विजेत/ओंने बादमें इन मंदिरोंको नष्ट-भ्रष्ट कर डाला 
और उस सामग्रीका प्रयोग एक मसजिद और कुतुब- 
मीनारके निर्माणमें किया । 

तोरमाण-हूणोंक। नेता, जिसने Yoo ई०के लगभग मालवापर 
अधिकार कर लिया। इसने महाराजाधिराजकी उपाधि 
धारण की और उसका प्रभुत्व संभवत: मध्यप्रदेश, 
नमककी पहाड़ियों तथा मध्यभारत तक व्याप्त था | बहुत 
बड़ी dent उसके चाँदीके सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसका 
सुप्रसिद्ध पुत्र मिहिरिकुल भ्रथवा मिहिरिगुल लगभग ५०२ 
ई०में उसका उत्तराधिकारी बना । 


a3 


तोर्णा-धानेश्वर 


तोर्णा-पूनासे दक्षिण-पश्चिमकी ओर लगभग बीस मीलकी 
gore स्थित एक दुर्ग । शिवाजीने उन्नीस वर्षकी अवस्थामें 
१६४६ ई०में इस दुर्गंको अधिकारमें करके अपना स्वराज्य 
अभियात आरम्भ किया । 

तोसली-प्रशोक (दे०)के राज्यकालमें उसका एक महा- 
मात्य यहाँ रहता था | इसका उल्लेख उसके कलिंग शिला- 
लेख में मिलता है जो seta पुरी जिला स्थित धोलीमें 
पाया गया है। (भट्टाचा्यजी ) 

त्रंक्याबार-कारोम"डल समुद्रतटपर स्थित एक बन्दरगाह, 
जहाँ १६२० foe डेनमा्कंवासियोंने एक व्यापारिक 
कोठी स्थापित की थी। ag एक व्यापारिक बंदरगाह था, 
जो राजनीतिक दृष्टिसे कभी महत्त्वपूर्ण नहीं रहा । १८४५ 
ई०में ag ब्रिटिश सरकारके हाथ बेच दिया गया। 

त्रिचनापल्‍ली-कर्नाटकका gi, set कर्नाटककी मसनदके 
दावेदार मुहम्मद wet (Zo )% १७५१ ई०में शरण ली थी । 
फ्रांसीसी तथा उनके श्राश्चित चंदा साहबने इस FIT 
बेरा डाल दिया, किन्तु wad क्लाइव (दे०)ने जब 
आ्रारकाटकों अपने अधिकारमें कर लिया तो उन्हें श्रपना 
घेरा उठा लेना पड़ा । १७४३ ई०में यहाँ पुनः फ्रांसीसियों 
द्वारा घेरा डाला गया परन्तु १७५४ Lot अंग्रेजोंने इस 
Stay तोड़ दिया और यह तबतक कर्नाटकके नवाबके 
अधीन रहा जबतक भारतीय ब्रिटिश साम्राज्यमें वहीं मिला 
लिया गया। 

क्रिपक्षीय संधि-१८३८ SoH अंग्रेजों, अ्रफगानिस्तानके भगोड़े 
अमीर शाहशुजा और पंजाबके महाराज रणजीतसिहमें 
ऑकरलैंडके शासनकालमें सम्पन्न हुई थी । इसके अनुसार 
शाहशुजाको सिख सेन; और ब्रिटिश आराथिक सहायतासे 
काबुलकी गद्दीयर पुनः बैठानेकी बात तय हुई । इसके बदलेमें 
रणजीतमिहने जितना प्रदेश जीत लिया था, वह उसके 
अधिकारमें रहने देना और सिधको भ्रफगानिस्तानके भ्रमी 
शाहशुजाको सौंप देना स्वीकार कर लिया गया। यह 
आशा की जाती थी कि शाहशुजा अंग्रेजोंके हाथकी कठ- 
gael बन जायगा। इस आक्रामक सन्धिने अन्ततः 
लार्ड प्रॉकलैण्डकी सरकारकों १८३८-४२ ई०के विनाश- 
are अफगान-युद्ध (दे०)में फंसा दिया । 

#यम्बक जी-एक मराठा सरदार । बाजीराव द्वितीय (Zo) 
का विश्वासी क्रपापात्न था। पेशवाने उसे अ्रहमदाबादका 
सूबेदार बना दिया | गायकवाड़का दूत गंगाधर शास्त्री, 
सुरक्षाके आश्वासनयर जब पूना भ्राया तब व्यम्बकजीने 
षड्यंत्र रचाकर उसे मरवा डाला। अ्मंग्रेजोंने इसपर 
गहरा आक्रोश व्यक्त किया और ब्रिटिश रेजीडेण्ट एलि- 


१३ १६३ 


फिस्टनके areas त््यम्बकजीको बन्दी बनाकर, श्रंग्रेजोंको 
सौंप दिया गया जिन्होंने उसे साष्टीमें नजरबत्द कर दिया । 

त्रिलोचन पाल-चंदेल राजा गण्डने १०१६ ई० में राजा 
राज्यपालको परास्त करके मार डाला और उसके स्थानपर 
त्विलोचन पालको कन्नौजका राजा बनाया। उसी साल 
fader पालने सुलतान महमूद गजनवीको जमुना 
पार करनेसे रोकनेका TAHA प्रयास किया और संभवतः 
इस प्रयासमें ag मारा गया । इससे अधिक उसके विषयमें 
कुछ पता नहीं है । 

ब्रिलोचन पाल-ओहिन्दका पूर्वान्तिम साही राजा । इसने 
सुल्तान महमूद गजनबीकी सेनाकों रोकनेका विफल ATT 
किया । रामगंगाके युद्धमें वह परास्त हुआ AIT १०२१- 
२२ ई०में मार डाला गया | उसका पुत्र तथा उत्तराधि- 
ara भीम afar साही राजा था, जिसकी मृत्यु 
१०२६ Ko FRI 


q 

थानेश्वर-संस्कृत साहित्यमें वर्णित एक प्रख्यात प्राचीन 
नगर । यह आधुनिक दिल्ली तथा प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगरके 
उत्तरमें भ्रम्बाला और करनालके बीच स्थित था। यह 
ब्रह्मावर्त क्षेत्रका केन्द्रबिन्दु था, जहाँ भारतीय आरयोका 
सबसे पहले विस्तार हुआ । इसीके निकट कुरुक्षेत्र स्थित है, 
जहाँ कौरवों-पाण्डवोंके बीच अठारह दिन तक युद्ध हुआ था 
जो महाभारत महाकाव्यक प्रमुख विषय है। थानेश्वरको 
स्थानेश्वर भी कहते थे, जो शिवका पवित्न स्थान था। 
छठी शताब्दीके अन्तमें यह पुष्यभूति वंशकी राजधानी बना 
और इसके शासक प्रभाकरवर्धनने इसे एक विशाल 
साम्राज्यका, जिसके अंतर्गत मालवा, उत्तर-पश्चिमी पंजाब 
और राजपूतानाका कुछ भाग आता था, केन्द्रीय नगर 

बनाया । 
प्रभाकरवर्धनके छोटे ga ह॒षेवर्धनके काल (६०६८ 
६४७) में इसका महत्त्व घट गया | उसने अपने अपेक्षाकृत 
ग्रधिक विशाल स/म्राज्यकी राजधानी कन्नौजको बनाया | 
सातवीं और अ्राठवीं शताब्दीमें BOT श्राक्रमणोंके फलस्वरूप 
इस नगरका तेजीसे पतन हो गया, फिर भी यह हिन्दुओंका 
पवित्न तीर्थस्थल बना रहा । १०१४ Fo में यह सुलतान 
महमूद द्वारा लूटा तथा नष्ट किया गया और Heat: 
पंजाबके गजनवी राज्यका अंग हो गया। यह दिल्ली 


12५ 


पृ९४ 


जानेवाली 7सड़कपर स्थित है। इसके इर्द-गिर्द dat 
weg (दै०)के दो तथा पानीपत (दे०)के तीन युद्ध 
हुए जिन्होंने कई बार भारतके भाग्यका निर्णय किया। 
तृतीय मराठा-युद्ध (दे०)के उपरान्त यह भारतीय ब्रिटिश 
साम्राज्यका AT हो गया। 
थारका रेगिस्तान-राजयूताना और सिंधु नदीकी घाटीके 
निचले भागके मध्य फैला हुआ है । इस रेगिस्तानमें एक 
बूंद जल नहीं मिलता और इसे केवल कारवाँके द्वारा ही 
पार किथा जा सकता है। यह भारत और पाकिस्तानके 
बीचकी सीमा-रेखा बनाता है। यह feast दक्षिण और 
उत्तरी पश्चिमी भारतसे पृथक्‌ करता है। भ्ररबोंने जब 
७१० fo में सिध-विजय किया तो इस रेगिस्तानके 
कारण वे अपने राज्यका विस्तार feast wet नहीं कर 
सके | इसने कुछ समय तक अंग्रेजोंको भी fears अपता 
झाधिपत्य जमानेसे रोक रखा। अंग्रेज सिधपर दाँत 
इसलिए गड़ाये थे क्योंकि वह श्रफगानिस्तान और पंजावका 
प्रवेशद्वार था । अंग्रेजों द्वारा सिंध (दे०)के अधिग्रहणके 
बाद यह रेगिस्तान भारतीय ब्रिटिश साम्राज्यका अंग बन 
गया। 
- थियोसोफिकल सोसाइटी-की स्थापना १८७४ ई० में संयुक्त 
राज्य अमेरिकामें मैडम ब्लावत्सकी (दे०) और Fit 
एच० एस० श्रोलकाट द्वारा हुई । ATH वे लोग भारत AT 
और सोसइटीका प्रधान कार्यालय मद्रासके उपनगर SALT 
में स्थापित किया । जबसे सोसाइटीकी सर्वे|सर्वा श्रीमती 
एनी वेसेण्ट (दे०) भारतमें ग्राकर बस गयीं, तबसे भारतीय 
राजनीति और जनजीवनमें सोसाइटीने एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका mar की। श्रीमती एनी बेसेण्टके सतृप्रयासों 
और उनकी वाग्मितके फलस्वरूप शीघ्र ही सोसाइटीकी 
अनेक शाखाएँ सम्पूर्ण भारतमें स्थापित हो गयीं । भारतमें 
एक अलग धार्मिक सम्प्रदायकी cama wat सोसे।- 
इटीको बहुत थोड़ी सफलता मिली, किन्तु पाश्चात्य 
शिक्षा-प्राप्त हिन्दुओंके मस्तिष्कमें इसने हिन्दूधर्मके प्रति 
श्रद्धाभाव पुनः जागृत कर दिया। पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त 
विद्वानों द्वारा प्राचीन हिन्दू धर्मकी sete फलस्वरूप 
शिक्षित भारतीयोंके मनमें नव श्रात्मसम्मान, प्राचीनताका 
गौरव, देशभक्तिकी नयी लहर ste राष्ट्रके पुर्ननर्माणकी 
भावना भर गयी । श्रीमती एनी बेसेण्टने उसको समुप्नत 
करके पर/काष्ठापर पहुँचा दिया। भारतमें थियोसोफिकल 
सोस/इटीको लोकप्रियता श्रीमती एनी बेसेण्टने प्रदान की । 
श्रीमती एनी बेसेण्टने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा परि- 
चालित राष्ट्रीय श्रान्दोलनमें भ्रपनेको अपित कर दिया था । 


धारफा रेगिस्तान-दक्षिण 





थीवा-उत्तर बर्माका १८७८ से १८८६ fo तक शासक | 
उसका कहना था कि उसे ब्रिटेनके श्रलावा अन्य यूरोपीय 
देशोंसे स्वतंत्र व्यापारिक और राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित 
करनेका पूर्ण श्रधिकार है। उसके इसी दावेके कारण 
वाइसराय ars safer (दे०)ने यह बहाना करके कि 
थीवाने ब्रिटिश व्यापारियोंको बर्मामें सुविधाएँ प्रदान 
करनेसे इनकार कर दिया है और वह अपनी प्रजापर कुशासन 
कर रहा है, दिसम्बर १८८५ ई० में उसके विरुद्ध युद्धकी 
घोषणा कर दी। थीवा इस श्राक्रमणका कोई मुकाबला 
नहीं कर सका, उसकी सेनाएँ सरलत'से परास्त हो गयीं HIT 
उसने बिना frit mit आत्मसमर्पण कर दिया। उसे 
निर्वासित कर भारत भेज दिया गया, जहाँ वह मृत्यु पर्यन्त 
रहा। उसका राज्य ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यका एक 
अंग बना लिया गया । 

थेर तिस्स-वरिष्ठ तथा बहुश्रुत भारतीय बौद्ध भिक्षु, जिसने 
अ्रशोकके कालमें पाटिलपुत्रमें समायोजित बौद्ध संगीति 
(परिषद्‌ , दे० ) का सभापतित्व किया था। 


द्‌ 

दण्डनायक-विजयनगरके हिंदू राजाप्रोंके सेन/्यक्षोंकी 
उपाधि | 

दण्डी-छठीं शताब्दी ई०में वर्तमान, जो संस्कृतक सरस कवि, 
साहित्य समालोचक और गद्य-लेखक था। 'ाव्यादर्श 
संस्कृत पद्यमें लिखा उसका काव्यशास्त्रका प्रसिद्ध ग्रंथ है । 
उसके द्वारा लिखा गया दशकुमारचरित्र' संस्कृत गद्य- 
काव्यका सबसे प्रसिद्ध प्रेमाख्यान है । 

दंतिदुर्ग-अआठवीं शताब्दी ई० के मध्यमें राष्ट्रकूट वंशका 
wade । उसने वातापीके चालुक्य राजा कीतिवर्मा 
द्वितीयको पराजित एवं भ्रपदस्थ किया और एक नये राजवंश- 
की स्थापना की, जिसके शासकोंने ७३३ से &७२ ई० तक 
दक्षिण भारतमें शासन किया । 

दक्षिण-मूलरूपसे दक्षिण wear दक्षिणापथका cart उस 
क्षेत्र; लिए किया जाता था, जो उत्तरमें विध्य पर्वत और 
नर्मदासे लेकर दक्षिणमें कन्याकुमारी तक विस्तृत है। 
बादमें दक्षिणका अर्थ वह क्षेत्र माना जाने लगा, जो उत्तरमें 
नर्मदा तक, दक्षिणमें तुंगभद्रा तथा क्ृष्णानदीके बीच स्थित 
है, अर्थात्‌ दक्षिणी पठारके मुख्य भागको दक्षिण कहा जाने 
लगा, जिसके sade आजकलका मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र 


146 


वक्षिण 





तथा आंध्रप्रदेश श्राता है । कृष्णा और तुंगभद्गाके दक्षिणके 
क्षेत्रकों कभी-कभी तमितछहम्‌ श्र्थात्‌ तमिल देश कहा 
जाता था। यहाँ दक्षिणका श्रर्थ है नमंदा और कृष्णा 
नदियोंके बीचक। दक्षिणी पठार। भूगर्भीय दृष्टिसे सिंधु 
श्रौर गंगाके मैदानोंकी ater ae पठार बहुत प्राचीन 
माना जाता है । 

दक्षिणमें जो पुरातात्त्विक wae मिले हैं, वे उत्तरी 
भारत (हिमालय क्षेत्रकों छोड़कर) में प्राप्त भ्रवशेषोंसे 
अधिक प्राचीन हैं। दक्षिणी पठार वस्तुत: एक पर्वतीय 
त्िकोणपर स्थित है, जिसका शीर्षबिन्दु नीलगिरि है। 
पश्चिमीधाट एवं gies इस त्विकोणकी दो yond हैं 
तथा विध्य पर्वंतश्रेणी इसका merc है। fae पर्वत- 
श्रेणीके कारण कोई नदी उत्तरसे दक्षिणकी ओर नहीं बहती । 
चूंकि पश्चिमी घाट पूर्वीघाटकी अपेक्षा अ्रधिक ऊँचे हैं, 
aaa दक्षिणकी सभी नदियाँ सतपुड़ा पहाड़ियोंके नीचे 
पश्चिमसे पूर्वकी ओर बहती हैं भोर बंगालकी arti 
गिरती हैं । 

रामायण तथा महाभारतमें सुरक्षित प्राचीन श्रनु- 
श्रुतियोंके अ्रनुसार सर्वप्रथम श्रगस्त्य मुनि दक्षिण गये ये । 
वहाँ उन्होंने वानरों, भ्रसुरों तथा राक्षसोंको प्रभावित कर 
अपना सम्मानजनक स्थान बनाया । विश्वास किया जाता 
है कि ये दक्षिणवासी द्रविड़ थे, जिनकी भौतिक सभ्यता 
आर्योकी अपेक्षा ऊँची थी । 

ऐतिहासिक दृष्टिसे हमें दक्षिणके सम्बन्धमें जो जान- 
कारी मिलती है, वह उत्तर भारतकी तुलनामें काफी 
अर्वाचीन है । aed (दे०) से पहले हमें दक्षिणके 
बारेमें जानकारी नहीं मिलती । इन नंद राजाझ्रों (Fogo 
चौथी शताब्दी)के साम्राज्यमें कलिंग शामिल था। हो 
सकता है कि सम्पूर्ण दक्षिण उनके साम्राज्यके अंतर्गत रहा 
हो । श्रशोकके साम्राज्यमें यद्यपि कलिंग हीं शामिल था, 
तथापि उसका साम्राज्य पेनार नदी तक फैला हुआ था । 
उसके साम्राज्यकी दक्षिणी सीमाएँ चेर, चोल, पाण्ड्य तथा 
सातियपुत्र राज्योंकों छूती थीं। मौर्यवंशके पतनके पश्चात्‌ 
सातवाहनों (दे० ) ने, जो ater At कहे जाते थे, एक विशाल 
साम्राज्यकी स्थापना की AIT ई०पू० Yo से २२४५ Fo तक 
शासन किया । इसी कालमें शकों (दे०) की एक शाखाने 
दक्षिणके पश्चिमी भागपर अधिकार कर लिया। 

सातवाहनोंके पतनके पश्चात्‌ दक्षिणके विविध भागोंमें 
श्रनेक छोटे-छोटे राजवंशोंक। प्रादुर्भाव हुआ । इनमें गंग 
(दे०), वाकाठक' (दे०) तथा कदम्ब (दे०) मुख्य थे । 
गंगवंशकी एक शाखाने दूसरीसे ग्यारहवीं शताब्दी तक 


१६५ 


AAS एक बड़े Fare राज्य किया । श्रवण-बेलगोलाकी 
पहाड़ीपर स्थापित ५६॥ फुट ऊँची गोमटेश्वरकी विशाल 
प्रतिमा इन्हीं राजाओ्रोंकी याद दिलाती है । गंगवंशकी 
एक शाखाने stares भी छठीसे १६वीं शताब्दी तक शासन 
किया । इसी वंशके अ्रनंतवर्मा चोड़गंगने पुरीके विख्यात 
जगन्नाथ मंदिरको ब्रन्नवाया था । कदम्ब TTT तीसरीसे 
छठी शताब्दी तकः दक्षिण कर्नाटक और पश्चिमी मैसूरमें 
शासन किया, जबकि वाकाटकोंने चतुर्थसे छठी शताब्दी 
तक मध्यप्रदेश तथा दक्षिणके पश्चिमी भागपर शासन 
किया। चतुर्थ शताब्दीके मध्यमें समुद्रगुप्त (दे०)ने, 
जो गुप्तवंशका द्वितीय सम्राद्‌ था, दक्षिणती ओर अभियान 
किया ate वहाँके wate राजाओंको अ्रपने श्रधीन किया, 
जिनमें पल्‍लव राजा विष्णुगोप भी था, जिसकी राजधानी 
कांची थी जिसे श्राजकल कांजीवरम्‌ कहते हैं। गुप्तवंशके 
तृतीय were चंद्रगुप्त विक्रमादित्य (दे०)ने उज्जयिनीके 
शक क्षत्रपको पराजित कर सम्पूर्ण मालवा और गुजरातको 
अपने अधीन कर लिया । 

गुप्त साम्राज्यके पतनके पश्चात्‌ उत्तर भारत दक्षिणसे 
अलग हो गया तथा दक्षिणमें चालुक्यवंशका राज्य 
स्थापित हुआ जो कदाचित्‌ उत्तर भारतके किसी राजपूत- 
वंशकी एक शाखा थे। चालुक्योंकी राजधानी वातापी 
अ्रथवा बादामीमें थीं, जो आजकल महाराष्ट्रके बीजापुर 
जिलेमें है। इस वंशने लगभग दो सौ वर्ष तक शासन 
किया । इस वंशका सबसे प्रतापी राजा पुलकेशी द्वितीय 
(दे०) था, जिसने ६०८५-४२ fo तक शासन किया और 
६४१ ई० में नमंदा नंदीके किनारे उत्तर भारतके सुप्रसिद्ध 
सम्राद्‌ हषवर्धनको पराजित किया और इस प्रकार उत्तर 
तथा दक्षिणके बीच नमंदा नदीकी प्राकृतिक सीमाको 
कायम Tar) पड़ोसी कांचीके पल्‍लव राजा (Fo) उसके 
सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्दी थे। पललव राजा नरसिंह वर्मा- 
ने ६४२ Go में चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीयको पराजित 
कर मार डाला | बत्तीस वर्ष पश्चात्‌ राष्ट्रकूट वंशके दंति- 
दुर्ग (Fo) ने चालुक्यवंशका मूलोच्छेद कर दिया | राष्ट्र 
कूटोंके नये वंशने मान्यखेट (आधुनिक मालखेट )को भ्रपनी 
राजधानी बताकर दक्षिणी भारतपर शासन किया । इस 
बंशका सबसे प्रतापी राजा श्रमोधवर्ष (लगभग ५१५- 
७७ fo) (दे०) था, जिसका उल्लेख sea यात्रियोंने 
बलहर अथवा वललभरायके नामसे किया है। ६७३ ई० में 
द्वितीय चालुक्यवंशने राष्ट्रकूट वंशका मूलोच्छेद कर fear | 
इस द्वितीय चालुक्यवंशने दक्षिणी भारतपर ११६० Fo 
तक शासन किया । 


\a6 
१६६ 


द्वितीय चालुक्यवंशके पतनके पश्चात्‌ दक्षिणापथ 
तीन राजवंशोंमें विभाजित हो गया। याददवोंने देव- 
गिरिको भ्रपनी राजधानी बनकर दक्षिणके पश्चिमी भागपर 
शासन किया । होयसल वंशने द्वारसमुद्र (आधुनिक 
हैलविड )को भ्रपती राजधानी बनाकर मैसूरपर शासन 
किया । काकतीयवंशने बारंगलको राजधानी बनाकर 
दक्षिणके पूर्वी भाग (तेलंगाना ) पर शासन किया । दक्षिणके 
इन राजाओ्रोंके बीच बराबर युद्ध होते रहते थे। फलतः 
दिललीके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजीने एक-एक करके 
सभीकों अपने sett कर लिया। यादव राजा १२६६ 
और १३१३ fo के बीच परास्त हुए, काकतीय राजा 
१३११० Fo में तथा होयसल-नरेश १३११ Fo में । इसके 
बाद होयसलोंने नाममात्रके लिए १४२४-२५ fo तक 
शासन किया । इनके राज्यको बादमें बहमनी सुल्तानोंने 
अपने राज्यमें मिला लिया। इस प्रकार उत्तर भारतकी 
भाँति दक्षिणमें भी हिन्दू राज्य समाप्त हो गया। 

यद्यपि राजनीतिक दृष्टिसे नंदों, मौयोँ तथा गुप्तोंको 
छोड़कर शेष कालमें दक्षिण उत्तर भारतसे लगभग अ्रलग 
ही रहा, तथापि सांस्कृतिक और धामिक दृष्टिसे वह सदैव 
हिन्दू भारतका अभिन्न अंग रहा। यद्यपि दक्षिणवासी 
उत्तरभारतीयोंसे भिन्न भाषाएँ बोलते थे, तथापि उत्तरके 
हिन्दुओंकी भाँति दक्षिणकी भी राजभाषा संस्कृत ही रही । 
ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्मका दक्षिणमें भी उतना ही 
आदर हुआ, जितना saree | यदि दक्षिणने उत्तरसे बहुत 
कुछ प्राप्त किया, तो उसने उत्तरकों बहुत कुछ दिया भी । 
आदि शंकराचार्य दक्षिणके ही थे, जिन्होंने वेदान्तदर्शनका 
प्रतिपादन किया । रामानुजाचार्यने वैष्णवधर्मकी स्थापना 
at विख्यात स्मृतिकार विज्ञानेश्वरने 'मिताक्षरा सिद्धांत! 
प्रतिपादित किया जो बंगाल aie श्रासामकों छोड़कर 
शेष भारतके सामाजिक जीवनका नियमन करता है। 
कला और वास्तुशिल्पमें दक्षिणने हिन्दू परम्पराके जीवित 
रखा। कला, वास्तुशिल्प, मूतिकला और चित्रकलाके 
क्षेत्रमें हिन्दुओंकी उन्नतिका परिचय दक्षिण जानेपर ही 
मिलता है, जहाँ विशाल मंदिरोंके रूपमें अत्यन्त सुन्दर 
कलाक्ृतियाँ विद्यमान हैं । एलोरा-भ्रजंत/।की गुफाएँ और ये 
मंदिर हिन्दुओंके कलावैभवका जो चित्र प्रस्तुत करते हैं, 
उसकी कल्पना उत्तर भारतके मंदिरोंको देखकर नहीं की 
जा सकती । 

दक्षिणका बादका इतिहास--अलाउद्दीन खिलजीने 
१३१० ई० में देवगिरि, उसी वर्ष बारंगल और १३११ई० 
में द्वारसमुद्रके हिन्दू राजाओंको जीता । बादमें उसने अपने 


afer 


सेनापति मलिक काफूर (Zo) को सुदूर दक्षिणकी विजयके 
लिए भेजा । काफ्रने पाण्ड्य राजधानी मदुरापर भ्रधिकार 
कर लेनेके बाद रामेश्वरम्‌ तक धावा बोल।। इस प्रकार 
उसने कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण दक्षिण भारतको मुसलमानों- 
के श्रधीन कर दिया । वह अपने साथ लूटके सामानमें 
६१२ हाथी, Yo हजार घोड़े, ६६ हजार मन सोना तथा 
मोती एवं जवाहरातके बहुतसे संदूक भर कर लाया। 
इससे दक्षिण भारतके वैभवका पता चलता है। किन्तु 
दिललीका प्रभुत्व वहाँ बहुत दिनों तक कायम न रह सका | 
सुल्तान मुहम्मद तुगलककी नी तियोंकी प्रतिक्रियस्वरूप 
Hay (सुदूर दक्षिण) ने विद्रोह कर दिया तथा १३३५ 
ई० में भ्रहसानशाहके नेतृत्वमें स्वाधीन हो गया और अगले 
दशकमें नर्मदा और कृष्णाके बीचका दक्षिणी पठार भी 
अल'"उद्दीन हसन बहमनी (दे०) के नेतृत्वमें १३४७ ई० में 
स्वतंत्र हो गया। उसी समयके आसपास विजयनगर 
(दे०)में हिन्दू साम्राज्यकी स्थापना हुई, जो कृष्णा नदीके 
दक्षिणमें था। १६वीं शताब्दीके द्वितीय दशकमें बहमनी 
सल्तनतके टुकड़े-टुकड़े हो गये TT १५२६ ई० में बाबरने 
दिल्लीमें मुगल साम्राज्यकी स्थापना की तब बहमनी सल्तनत 
पांच मुस्लिम राज्यों-बरार, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर 
तथा गोलकुण्डामें बेटे गयी । विजयनगरका हिन्दू राज्य 
१५६५ ई० तक कायम रहा, जबकि बीजापुर, भ्रहमदनगर, 
गोलकुण्डा तथा बीदरके सुल्तानोंने मिलकर उसपर © 
आक्रमण किया और तालीकोटके युद्धमें पराजित किया | 
लेकिन मुस्लिम राज्योंकी एकता भी कायम न रह सकी | 
अहमदनगरको, जिसने १५७४ ई० में बरारको जीत लिया 
था, मुगल THE THAT (दे०)कों १५६६ ई० में सौंप 
देना पड़ा। बादमें १६३७ ई० में सम्पूर्ण सल्तनतको मुगल 
साम्राज्यमें मिला लिया गया । इसके बाद बीजापुरको भी, 
जिसने १६१६ ई० में बीदरको जीत लिया था, १६८६ 
fo में मुगल साम्राज्यमें शामिल कर लिया गया। एक 
वर्ष पश्चात्‌ गोलकुंडा भी शामिल कर लिया गया । उसके 
तीन वर्ष बाद महाराष्ट्र श्र्शात्‌ दक्षिणके उत्तरी-पश्चिमी 
भागको जहाँ शिवाजीने स्वराज्यकी स्थापना की थी, मुगल 
wore औरंगजेबने अ्रपने भ्रधिकारमें कर लिया। इस 
प्रकार सम्पूर्ण दक्षिण पुनः उत्तरका भाग बन गया | 
लेकिन इस बार भी यह एकता बहुत दिन तक कायम 
न रह सकी । महाराष्ट्रने औरंगजेबकी मृत्यु (१७०७ Fo) 
के पहले ही पुनः स्वाधीनता प्राप्त कर ली। औरंगजेबके 
उत्तराधिकारी बहादुरशाह (१७०७-१२ Fo ) ने महाराष्ट्र 
की स्वाधीनताको मान्यता भी दे दी। १७२४ ई० में 


1० ३ 
दक्षिण-दक्षिण एजूकेशन सोसाइटी 





दक्षिणका मुगल सूबेदार चिनक्लिच खाँ. (दे०), जो निजा- 
मुलमुल्क आसफजाहके AHA जाना जाता है, स्वाधीन 
हो गया और उसने अ्पनेको स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 
इस प्रकार १८वीं शतःब्दीके प्रथम चतुर्थाशमें ही दक्षिण पुनः 
उत्तरसे अलग हो गया। कुछ समय बाद ही दक्षिण दो 
भागोंमें de गया । हैदराबादमें निजामका शासन तथा 
पूनामें मराठोंका शासन स्थापित हुआ । इस बीच यूरोपीय 
व्यापारी भी दक्षिण पहुँच गये और पूर्वी तथा पश्चिमी 
Te Tata बस गये । पुतंगाली गोवा, दमण और 
feat, अंग्रेज सूरत, बम्बई और मद्रासमें और फ्रांसीसी 
पाण्डेचेरी, माहे तथा कारीकलमें जम गये । 
इन विदेशी व्यापारियोंमें भी प्रतिद्वन्द्रिता शुरू हो 

गयी। पहले अंग्रेजों और फ्रांसीसियोंने मिलकर पुतंगालियोंके 
व्यापारको खत्म किया। बादमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियोंके 
बीच इन्द्र हुआ । दोनोंके बीच यूरोपमें लड़ाई शुरू हो 
जानेके कारण भारतमें भी संघर्ष शुरू हो गया । १७४० 
और १७६३ ई० के बीच दक्षिणकी भूमिपर दोनोंमें लड़ाइयाँ 
हुईं । दोनोंके पास देशी सेनाएँ भी थीं। ये लड़ाइयाँ 
कर्नाटक-युद्ध (दे०)के नामसे जानी जाती हैं । इन युद्धोंका 
फल यह हुआ कि दक्षिणमें फ्रांसीसियोंकी राजनीतिक 
शक्ति समाप्त हो गयी और अंग्रेजोंकी सत्ता स्थापित हो 
गयी । इसके अलावा दक्षिणमें और भी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 
घटीं । महाराष्ट्रमें शिवाजीके पौत्र साहू (१७०७-४८) 
ने १७२७ ई० में भ्रपनी राजसत्ता पेशवा बाजीराव प्रथम 
(दे०)को हस्तांतरित कर दी, जिसने महाराष्ट्रपर wet 
मृत्यु (१७४० fo) पर्यत शासन किया । 

पेशवाने मराठा संघकी स्थापना की और पहली बार 
१७३७ ई० में अपनी Aare उत्तरमें भेजीं, जिसका मुख्य 
उद्देश्य पतनोन्मुख मुगल साम्राज्यके स्थानपर हिन्दू 
साम्राज्यकी स्थापना था। लेकिन १७४० ई० में पेशवा 
बाजीरावकी अचानक मृत्यु हो गयी । मृत्युके पहले उसने 
अपने प्रधान सरदार भोंसलेको नागपुर क्षेत्र, गायकवाड़को 
बड़ौदा क्षेत्र, होल्करको इंदौर क्षेत्र तथा शिन्देको ग्वालियर 
क्षेत्रता शासन सौंपा था। उसके पुत्र पेशवा बालाजी 
बाजीराव (१७४०-६१ ई०) (दे०)ने पंजाबमें मराठा 
सेना भेजी, जहाँ अहमदशाह भअब्दालीका पुत्र तैमूर शासन 
कर रहा था। इस प्रकार बालाजीने अब्दालीसे लड़ाई 
मोल ले ली। wera: पानीपतकी तीसरी लड़ाई (१७६१ 
fo) (दे०)में मराठोंको करारी हार खानी पड़ी । बालाजी- 
को इससे भारी धक्का लगा और उसका प्रांणांत हो गया । 
मराठा एकताको भी भारी धक्का लगा । 


१६७ 


इसी बीच १७६१ ई०में एक मुस्लिम सिपाही हैदर 
अलीने मैसूरके हिन्दू वाडयार वंश (दे०)के राजाको उखाड़ 
फेंका । यह हिन्दू राज्य विजयनगरके पतन (१५६५ ई०) 
के पश्चात्‌ स्थापित हुआ था और इसका विस्तार दक्षिणी 
प्रायद्वीपके अंतिम छोर तक था। wa दक्षिणके तीनों 
राज्यों--हैदराबाद, मैसूर तथा पूनाके बीच दन्द्र होने लगा। 
इन्होंने दक्षिणमें अंग्रेजोंकी बढ़ती हुई राजशक्तिकी ओर 
विशेष ध्यान नहीं दिया । ये तीनों राज्य एक दूसरेके विरुद्ध 
षड्यंत्रों और देशविरोधी कार्योमें संलग्न रहे । फल यह 
हुआ कि दक्षिणके राज्य मिलकंर अंग्रेजोंको निकाल बाहर 
करनेमें विफल रहे । दूसरी ale अंग्रेजोंने इन राज्योंकी 
प्रतिद्वन्द्रिताका पूरा-पूरा फायदा उठाया । अंग्रेजोंने निजाम- 
को आश्रित संधि (दे०) करनेके लिए बाध्य किया और 
फिर उसकी मददसे १७६६ Low श्री रंगपट्टम्‌के युद्ध में मैसू रके 
सुल्तान टीपूको पराजित करके मार डाला । मराठे निष्क्रिय 
होकर तमाशा देखते रहे । इसके बाद अंग्रेजोंने उसी वर्ष 
तंजौर और सूरतको wae अधिकारमें कर लिया। ee 
१८०२ Sot अंग्रेजोंने मराठोंको भी पराजित कर उनपर 
बसईकी संधि (दे०) आरोपित कर दी, जिसके अनुसार 
पेशवा भी श्राश्नित संधि करनेको बाध्य हो गया। 

मराठोंने इस संधिसे निकलनेक। प्रयास किया । फलतः 
दूसरा मराठा-युद्ध (१८०३-०५ ६०) (दे०) हुआ, जिसमें 
मराठा संघके सभी राज्य हार गये और सभीको श्राश्नित 
संधि स्वीकार करनी पड़ी । इस प्रकार दक्षिणपर अंग्रेजोंका 
maa स्थापित हो mat मराठोंकी बची-खुची शक्ति 
तीसरे मराठा-युद्ध (१८१७-१६ ई०) (दे०)में समाप्त 
हो गयी जिसके फलस्वरूप पेशवा बाजीराव द्वितीयको पेंशन 
देकर उत्तर भारत (fase) भेज दिया गया। होल्कर 
आदि मराठा सरदारोंने भी अंग्रेज सरकारकी श्रधीनता 
स्वीकार कर ली । इस प्रकार दक्षिणका पृथक्‌ राजनीतिक 
अस्तित्व पूर्णतया समाप्त हो गया । इसके बाद वह बराबर 
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिसि भारतका अ्रभिन्न 
अंग बना रहा। १६४७ ई० में भारतके स्वतंत्र होनेपर 
दक्षिणके देशी रजवाड़े भी जो अंग्रेजोंके श्रधीन थे, भारतीय 
गणतंत्रमें विलीन हो गये । उत्तर भारतकी भाँति दक्षिणा- 
पथ maar दक्षिण भी ra भारतका अविभाज्य अंग है । 

दक्षिण एजूकेशन सोसाइटी-महाराष्ट्रके न्‍्यायमूति महादेव 

गोविंद रानाडेकी प्रेरणासे १८८४ ई०में स्थापित की गयी । 
इसका मुख्यालय बम्बई था और इसका उद्देश्य शिक्षा- 
पद्धतिमें ऐसा सुधार करना था, जिससे तत्कालीन शिक्षा 
संस्थाओंमें प्रशिक्षित युवकोंकी ster कहीं बेहतर युवक 


198 

१६८ 
देशसेवाके लिए तैयार किये जा सकें । सोसाइटीके 
सदस्योंके लिए ag झ्रावश्यक था कि वे ७४५ रुपया नाममात्रके 
वेतनपर HAY कम Ro वर्ष तक देशसेवा करें । गोपाल- 
कृष्ण गोखले, श्री श्रीनिवास शास्त्री आदि विख्यात 
समाज-सेवकोंने, जो इसी सोसाइटीको देन थे, बादमें 
सुप्रसिद्ध waar कालेज, पूना तथा वेलिंगडन कालेज, 
सांगलीकी स्थापना की । 

दत्ताजी शिन्‍्दे-एक मराठा सेनापति, जो १७५६ई० में 
पेशवा बालाजी रावकी ओरसे पंजाबका शासक था । 
यह सूबा अरहमदशाह Beret (दे०)के पुत्र तेमूरसे छीना 
गया था। जब अहमदशाह श्रव्दालीने यह खबर सुनी तो वह 
आग-बबूला हो गया । उसने वर्ष समाप्त होनेके पहले ही 
एक बड़ी सेना लेकर पंजाबपर आक्रमण कर दिया | दत्ताजी- 
ने भ्रब्दालीका सामना थानेश्वरके युद्ध (दिसम्बर १७५६ 
ई०) में किया, लेकिन हारकर भाग खड़ा हुआ । दिल्लीके 
qo मील उत्तर बरारीधाटमें फिर दोनोंके बीच युद्ध हुआ 
जिसमें दत्ताजी £ जनवरी १७६० को श्रब्दालीके हाथों 
मारा गया। 

बनुजमर्देन देव-बंगालका शासक, जिसके सिक्‍के बंगालके 
सुदूर स्थानों, जैसे cigar (पश्चिमी बंगाल), स्वर्णग्राम 
(ढाका जिला ? ) और चटर्गाँवमें मिले हैं । इन सिक्‍्कोंपर 
बंगलामें संस्कृत लेख भर शक संवत्‌ १३३६-१३४० 
अंकित हैं। ऐसी धारणा है कि दनुजमर्दन देव भौर राजा 
गणेश एक ही थे । राजा गणेश cell ईसवी शताब्दीमें 
बंगालका शासन करता था । (“ढाका हिस्ट्री आफ बंगाल', 
खण्ड दो, पृष्ठ १२९०-२२) 

दयानंद सरस्वती, स्वामी-(१८२४-८३ fo) भ्रायं समाज 
(१८७५ ई०)के संस्थापक । भारतमें श्रंग्रेजी राज्य, 
विशेषरूपसे अंग्रेजी शिक्षा तथा ईसाई aa प्रसारके साथ 
पश्चिमके अ्रंधानुकरणकी जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी, 
Bear ard समाजने विरोध किया । स्वामीजी संस्कृतके 
अद्वितीय विद्वान्‌ थे, लेकिन उन्हें अ्ंग्रेजीका ज्ञान नहीं था । 
वे वैदिक धर्म, वैदिक शिक्षा तथा वैदिक aint श्रत्यधिक 
विश्वास करते थे और उसीके अनुसार हिन्दू et ae समाज- 
को फिरसे ढालना चाहते थे । वेदोंकी ओर चलो” उनका 
नाराथा। उन्होंने परवर्ती पौराणिक धर्मकी श्रालोचना की 
भर बहुदेववाद तथा मूर्तिपुजाका aver किया। वे 
एकेश्वरवादमें विश्वास करते थे। उन्होंने जातिबंधन, 
बालविवाह भ्रौर समुद्रयात्रा-निषेधकी निंदा की । उन्होंने 
नारी-शिक्षा तथा विधवा-विवाहको प्रोत्साहित किया। 





बस्तुतः वे मुस्लिम शासनके अंतर्गत हिन्दू समाजमें oT 


a दत्ताजो शिन्दे-दलाई लामा 
जानेवाली बुराइयोंकों दूर करता wet थे। इसके 
श्रलावा वे यह भी कहते थे कि किसी भी अ्रहिन्दूकों हिन्दू 
बनाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने शुद्धि-आंदोलन 
चलाया, जिसका उद्देश्य भारतीयोंकी अ्रबण्डता और एकता- 
को बल प्रदान करना था । श्रंतएव इस आंदोलनके राजनी- 
तिक निहितार्थ भी थे। स्वामीजीने श्रपने सिद्धांतोंके 
प्रचारके लिए अनेक पुस्तकें लिखीं, जिनमें सत्यार्थप्रकाश' 
मुख्य है। वे एक महान्‌ वक्‍ता थे और सीधे जनताके बीच 
जाकर उपदेश देते थे । पंजाब और उत्तर प्रदेशमें उनके 
सिद्धान्तोंका बहुत प्रचार हुआ । उन्होंने यद्यपि पश्चिमी 
विज्ञान तथा समाजशास्त्र तथा धर्मके सम्बन्धमें वैज्ञानिक 
दृष्टिकोणकी उपेक्षा की, तथापि उन्होंने श्रपने असाधारण 
व्यक्तित्वसे हिन्दू समाजको नींवसे हिला feat उन्होंने 
हिंदू मस्तिष्कको पश्चिमी शिक्षा ate धर्मकी चुनौतीका 
सामना करने, प्राच्य सभ्यताको जीवित रखने तथा हिन्दू 
at एवं संस्कृतिके शुद्ध रूपको प्रतिष्ठित करतेका भगीरथ 
प्रयास किया । 

aed समाजके झंदोलनक। फल यह हुआ कि हिन्दुओंका 
घमं-परिवर्तत रुक गया । जिन हिन्दुओंने दूसरा मजहब 
स्वीकार कर लिया था, उनमेंसे श्रनेकको फिर हिन्दू 
बना लिया गया। आये समाजने भारतमें राष्ट्रवादके 
विकासमें बहुत बड़ा योगदान किया एवं यह शिक्षा दी कि 
जातिभेद भर सामाजिक भिन्नताके बावजूद समस्त 
भारतकी जनता एक है। इससे राष्ट्रीयताकी भावनाकों 
बहुत बल मिला । गुरुकुल कांगड़ी (हरिद्वार) स्वामीजीके 
areata मूर्तिमान रूप है, जहाँ संस्कृत शिक्षाका माध्यम 
है। स्वामीजीके अनुयायियोंने बादमें श्राधुनिक शिक्षापर 
भी जोर दिया । इसके लिए उन्होंने उत्तर भारतमें सैकड़ों 
दयानंद ऐंग्लो-वैदिक स्कूल-कालेज खोले, जिनमें भ्राधुनिक 
ज्ञान-विज्ञानके साथ अंग्रेजीकी भी शिक्षा दी जाने लगी । 
१६वीं शताब्दीमें भारतीय राष्ट्रीयताके विकासमें स्वामी 
दयानंदका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है । 
wis (लगभग ४६७-४४३ fo पू०)-मगधके THE 
श्रजातशत्रु (लगभग ४&६४-४६७ Fo Jo) का Ge भौर 
उत्तराधिकारी । कदाचित्‌ यह वहीं नरेश था, जिसका 
उल्लेख भास लिखित नाटक स्वप्तवासवदत्ता में मिलता है। 
बलाई लामा-कुछ वर्ष पहले तक तिब्बतके ote तथा 
शासक | वतंमान दलाई लामा, जिन्हें तिब्वतपर चीनी 
आ्राक्रमणके बाद भागकर भारतमें शरण लेनी पड़ी, दलाई 
लामाओंके ert चौदहवें हैं। तिब्बतकी बौद्ध मतावलम्बी 
जनता दलाई लामाको बोधिसत्व भ्रवलोकितेश्वरका 


1aq 


दलायछ-ए-फीरोजशाही-दस्तक 
Maat मानती है । प्रचलित प्रथाके TAT दलाई लामा- 
को देवता और मनुष्य मिलकर खोजते हैं । उस समय वे 
आ्रामतौरसे बालक होते हैं ae गद्दीपर बैठनेके बाद उनकी 
तरफसे अभिभावक और भिक्षुओंकी परिषद्‌ शासन 
चलाती है। वयस्क हो जानेपर वे स्वयं भिक्षुओंकी 
परिषद्‌ चुनते हैं और उसकी सहायतासे शासन 
करते हैं । 
इलायल-ए-फीरोजशाही-फारसीका एक उल्लेखनीय काव्य- 
ग्रंथ । इसकी रचना सुल्तान फीरोजशाह तुगलकके आरदेशपर 
उसके दरबारी कवि श्राजुद्दीन खालिद खानीने की थी । 
इसमें विभिन्न विषयोंके ३०० संस्कृत ग्रंथोंका अनुवाद है । 
ये ग्रंथ सुल्तानकों नगरकोटके निकट ज्वालामुखीके मंदिरमें 
उस समय मिले थे जब १३३७ ई० में छः महीनेकी घेराबंदीके 
बाद नगरकोटने सुल्तानके आगे आ्रात्मसमर्पण कर दिया था । 
इ-लाली-देखिये, ‘are’ । 
द-ला-हाये-एक फ्रांसीसी नोसेनाधिकारी, जो चोलमण्डल 
तठपर फ्रांसीसी हितोंकी रक्षा करनेके लिए भेजा गया था। 
१६७२ ई० में फ्रांसीसियोंने मद्रासके निकट सेण्ट थोमपर 
कब्जा कर लिया, लेकिन अगले वर्ष ही डचोंने श्रीलंकके 
तल्रिंकोमाली बंदरगाहमें तैनात फ्रांसीसी बेड़ेको, जिसका 
नेतृत्व द-ला-हाये कर रहा था, वहाँसे मार भगाया। 
बादमें salt १६७४ ई० में सेण्ट थोमपर भी श्रधिकार कर 
लिया | 
: बलीपसिह-पंजाबके महाराज रणजीतर्सिहका सबसे छोटा 
Ga १८५४३ fo में वह नाबालिगीकी अवस्थामें भ्रपनी माँ 
रानी जिंदाँकी संरक्षकतामें राज॑सिहासनपर बैठाया गया t 
उसकी सरकार प्रथम सिख-युद्ध (१८४५-४६) में शामिल 
हुई, जिसमें सिखोंकी हार हुई श्रौर उसे सतलज नदीके 
बायीं ओरका सारा क्षेत्र एवं जलंधर दोझ्ाब भ्रंग्रेजोंको 
समर्पित करके WK डेढ़ करोड़ रुपया हर्जाना देकर संधि 
करनेके लिए बाध्य होना पड़ा । रानी जिंदाँसे नाबालिग 
राजाकी संरक्षकता छीन ली गयी श्रौर उसके सारे भ्रधिकार 
सिख सरदारोंकी परिषद्में निहित कर दिये गये । किन्तु 
परिषद्ने दलीपसिहकी सरकारकों १८४८ ई० में ब्रिटिश 
भारतीय सरका रके विरुद्ध दूसरे Gat Gar दिया । इस 
बार भी सिखोंकी पराजय हुई और ब्रिटिश विजेताओंने 
दलीपसिंहको श्रपदस्थ करके पंजाबको ब्रिटिश राज्यमें मिला 
लिया । दलीपसिंहको पाँच लाख रुपया वार्षिककी पेंशन 
बाँध दी गयी श्रौर इसके बाद शीघ्र ही माँके साथ उसे 
इंग्लैण्ड भेज दिया गया, जहाँ दलीपसिंहने ईसाई धर्म 
ग्रहण कर लिया और ag नारकाकमें कुछ संमय तक 








१६६ 
जमींदार tar इंग्लैण्ड प्रवासके दौरान दलीपरसिहने १८८७ 
ई० में रूसकी यात्रा की और वहाँ जारकों भारतपर 
हमला करनेके लिए राजी करनेका भ्रसफल प्रयास किया। 
बादमें ag भारत लौट आया और फिरसे अ्रपना पुराना 
सिख धर्म ग्रहण करके शेष जीवन व्यतीत किया । (“बंगाल 
are Gos प्रेजेण्ट', खण्ड ७४, पृष्ठ १८६) 

TAT बख्श-बादशाह जहाँगीर (१६०५-२७) के पुत्र खुसरू 
(दे०)का पुत्र | TASH FEL १६२२ ई० में हो गयी HT 
अक्तूबर १६२७ fo में जहाँगीरके मरनेपर शाहजहाँके 
rage भ्रासफर्खाने दिल्लीकी गद्दीपर दवार बख्शको बैठा 
दिया ताकि जहाँगीरका सबसे छोटा पुत्र शहरयार जो 
मलका नूरजहाँका कृपापात्न था, गद्दीपर न बैठ सके। 
फरवरी १६२८ fo में शाहजहाँके दक्षिणसे are लौट 
श्रानेपर दवार बख्शको गद्दीसे उतार दिया गया ALL शाहजहाँ 
were, घोषित किया गया। दवार बख्शको कारागारमें 
डाल दिया गया । बादमें वह मुक्त होनेपर फारस चला गया 
और -वहाँके बादशाहकी संरक्षकतामें जीवन व्यतीत करता 
रहा । 

दशरथ-पअ्रयोध्या श्रथवा HAMA राजा, जो. भारतके भ्रादि- 
कवि वाल्मीकि-रचित रामायणके नायक रामचंद्रजीके 
पिताथे 1 

दशरथ-अशोक मौर्यका पौत्र, जो लगभग २३२ fo Jo 
गद्दीपर बैठा। उसने बिहारकी नागार्जुनी पहाड़ियोंकी 
कुछ Tere झ्राजीविकोंको निवासके लिए दान कर दी थीं। 
इन गुहाओंकी दीवालोंपर अंकित अ्भिलेखोंसे प्रकट होता है 
कि दशरथ भी अपने पितामहकी भाँति दिवानाम्‌प्रिय की 
उपाधिसे विभूषित था। यह कहना कठिन है कि वह भी 
बौद्ध धर्मका भ्रनुयायी था या नहीं । (crater, go 
३५०-५१) 

इस्तक-बंगालमें ईस्ट इंडिया कम्पनी जो पारपत्र जारी 
करती थीं, उनमें कंपनीके भ्रभिकर्ताओ्रोंको भ्रधिक।र दिया 
जाता था कि वे प्रांतके भ्रंदर चुंगी seer किये बिना व्यापार 
कर सकें । १७१७ ई० में शाह फरुंखसियर द्वारा कम्पनीकों 
दिये गये फरमानके ote ढाई प्रतिशत चुंगी wat न 
करनेकी छूट दी गयी थी । कानूनी तौरपर यह छूट केवल 
कम्पनी हीं प्राप्त कर सकती थी। लेकिन इस छूटका 
बेजा फायदा दो प्रकारसे उठाया जाता था। पहले तो 
कम्पनीके कर्मचारी दस्तक प्राप्त करके स्वयं बिना चुंगी 
दिये निजी व्यापार करते थे। फिर कम्पनी इस प्रकारके 
दस्तक भारतीय व्यापारियोंको भी बेच दिया करती थी, 
जिनके द्वारा वे लोग भी बिना चुंगी दिये व्यापार करते थे । 


200 
२०० 
नवाब सिराजुद्दौल। (Fo )ने 'दस्तक' प्रथाका विरोध किया, 
लेकिन पल/सीके युद्ध (दे०)के बाद 'दस्तक' प्रथा और 
अधिक बढ़ गयी | इस समय नवाब मीर जाफर (दे०) 
नाममात्रका शासक था। WAT इस प्रथाका फल यह 
हुआ कि इससे सबसे अधिक हानि भारतीय व्यापारियोंको 
ही उठानी पड़ी और नवाबकों भी राजस्वके बहुत बड़े 
अंशसे हाथ धोनः पड़ा । 
मीर जाफरके पदच्युत किये जानें और मीर कासिम 

(१७६०-६३) (दे०)के पदारूढ़ किये जानेके बाद यह 
बुराई इतनी afar बढ़ गयी कि १७६२ ई० में मीर 
कासिमने कम्पनीसे इसका घोर विरोध किया तथा माँग 
की कि इसे रोका जाय । लेकिन कम्पनीने इस ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया। फलतः मीर कासिमने सभीके लिए 
पूरी चुंगी माफ कर दी, जिससे सभी प्रकारके व्यापारियों- 
को समान लाभ मिल सके । इसका नतीजा यह हुआ कि 
कम्पनीके कर्मचारियोंकों श्रपती गैरकानूनी भ्रामदनीका 
घाटा होने लगा । उन्होंने, विशेषरूपसे पटनाके एलिस 
“ज्ञामक कम्पतीके कर्मचारीने, शस्त्रबलसे श्रपने गैरकानूनी 
दावेको मनवानेका प्रयास किया । फलतः कम्पनी और मी र 
कासिममें युद्ध (१७६३) छिड़ गया। मीर कासिम 
लड़ाईमें हारकर भाग खड़ा हुआ। FART (दे०)ने, 
दूसरी बार (१७६५-१७६७ fo) बंगालका TAT 
नियुक्त होनेपर 'दस्तक' प्रथासे उत्पन्न बुराईको दूर करने 
और कमंचारियोंके निजी व्यापारको नियंत्रित करनेका 
प्रयास किया । लेकिन श्रन्तमें गवर्नर-जनरल ars काने- 
वालिस (१७८६-६३ ई०)के जमानेमें ही यह बुराई पूरी 
तौरसे समाप्त हो सकी । 

वस्यु-देखिये, दास” । 

दाऊद खाँ-बंगालके हाकिम सुलेमान कर्रानीका ga aie 
उत्तराधिकारी | सुलेमानकी १५७८ ई० में मृत्यु हो गयी । 
दाऊदने गद्दीपर बैठनेके बाद भ्रपनेको स्वतंत्र बादशाह 
घोषित किया । उसने गाजीपुर जिले (उ० प्र०)के एक 
मुगल किलेपर अधिकार कर लिया। तत्कालीन मुगल 
बादशाह प्रकबर (Zo), बंगालमें स्वतंत्र राज्यकी स्थापना- 
को मुगल साम्राज्यकी सुरक्षाके लिए खतरनाक मानकर 
१५७४ ई० में स्वयं दाऊदको दंडित करनेके लिए, एक 
बड़ी सेना लेकर रवाना हुआ | दाऊद बिहार छोड़कर 
भागा । मुगल सेनापति मुनअम खाँने उसे टुकरोई (उड़ीसा) 
के युद्ध (मार्च १५७५) में पराजित किया । फिर भी दाऊद 
मुगलोंके विरुद्ध ASAT रहा | जुलाई १५७६ ई० में राज- 
महलके युद्धमें दाऊद अंतिम रूपसे पराजित हुआ A मारा 


दस्यु-दादाभाई नौरोजी 





गया। उसके बाद बंगालको मुगल साम्राज्यमें मिला लिया 
गया | 

दाऊद खाँ-गुजरातमें १४०१ fo में TH खाँने अपनेकों 
स्वतंत्र सुल्तान घोषित करके जो नया राजवंश चलाया, 
उसमें चौथा सुल्तान । दाऊद १४५१ ई० में गद्दीपर बैठा । 
परन्तु आरम्भमें ही उसने अपने दुराचरणसे समस्त 
अमीरोंको अपना विरोधी बना दिया और उन्होंने उसे 
कुछ ही दिनोंके बाद गद्दीसे उतार दिया । 

दाऊद खाँ-खानदेशके फारूकी AWA! छठा शासक | उसने 
सात वर्ष (१५०१-१५०८ ई०) तक शासन किया। 
उसके शासनकालमें कोई महत्त्वपूर्ण घटना नहीं घटी । 

दाऊद बहमनी-दक्षिणके बहमनी वंशका चौथा सुल्तान | 
वह॒तृतीय सुल्तान मुजाहिदशाहका चचेरा भाई था। 
दाऊदने उसकी gar करायी और स्वयं १३७८ ई० में 
गद्दीपर बैठ गया । लेकिन वह अधिक दिन तक शासन 
न कर सका। कुछ ही समय बाद मृत मुजाहिदशाहकी 
दूध-बहनने दाऊदकों मरवा fear) 

दादाजी खोंडदेव (कोण्डदेव)-एक मराठा ब्राह्मण और 
महान मराठा नेता शिवाजी (१६२७-८० ई०)का गुरु 
और झभिभावक | उसने अपने इस शिष्यके मनमें बचपन- 
से साहस और पराक्रमके उदात्त भावके साथ-साथ प्राचीन 
भारतके महान्‌ हिंदू वीरोंके प्रति श्रद्धाकी भावना भरी । 
उसने गौ और ब्राह्मणको पूज्य बताया। उसीसे प्रेरित 
होकर शिवाजीने भारतमें स्वराज्य स्थापित करनेका संकल्प 
किया | दादाजी खोंडदेवने शिवाजीके छोटेसे राज्यका 
शासन सुव्यवस्थित करके उसकी भावी राजस्व प्रणालीकी 
आधारशिला रखी | (यदुनाथ सरकार कृत 'शिवाजी 
ऐण्ड हिज टाइम्स) 

दादाभाई नोरोजी (१८२५-१६१७)-बम्बईके एक प्रमुख 
व्यापारी, जिनका इंग्लैण्डकक गहरा व्यापारिक संबंध 
art वे जातिके पारसी और बहुत धनिक थे। उनका 
दृष्टिकोण बहुत उदार था और उन्हें भारतके सार्वजनिक 
आन्दोलनोंमें गहरी दिलचस्पी रहती थी। १८५५६ ई० में 
कलकत्तामें हुए दूसरे भ्रधिवेशनमें उन्हें भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसका अ्रध्यक्ष चुना गया । वे पहले भारतीय थे जिन्हें 
उदार दल (लिबरल पार्टी) के टिकटपर इंग्लैण्डकी कामन 
सभाका सदस्य चुना गया | इसके बाद भी वे दो बार, 
१८६३ और १६०६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके भ्रध्यक्ष 
निर्वाचित हुए। उनके देखते-देखते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
प्रशासन संबंधी शिकायतें दूर करनेके लिए प्रयतृनशील 
पराधीन जनतके मामूलीसे संगठनसे स्वराज्य प्राप्त 


42०७1 


दायू-दाराशिकोह, शाहजादा 


२०१ 





करनेके लिए संघर्षशील एक शक्तिशाली राष्ट्रीय प्रतिनिधि 
सभा बन गयी। स्वराज्यकी मांग भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसने पहली बार १६०६ ई०में श्री नौरोजीकी अध्यक्षता- 
में हुए कलकत्ता अश्रधिवेशनमें की। उनकी मृत्यु &२ 
वर्षकी अ्रवस्थामें १६१७ ई०में हुई, जिसके १२ वर्ष बाद 
कांग्रेसने पूर्ण स्वाधीनताको wear लक्ष्य घोषित किया । 
(आर० पी० मसानी कृत 'दादाभाई नौरोजी-दि प्रेंड ओल्ड 
मेन आफ इंडिया) 

दादू-इन्होंने एक निर्गुणवादी संप्रदायकी स्थापना की, जो 
दादूपंथ के नामसे ज्ञात है। वे अहमदाबादके एक धुनिया- 
के पुत् श्रौर मुगल सम्राट्‌ शाहजहां (१६२७-५८) के 
समकालीन थे । उन्होंने श्रपना श्रधिकांश जीवन राज- 
पूतानामें व्यतीत किया एवं हिन्दू श्रौर इस्लाम धर्ममें 
समन्वय स्थापित करनेके लिए श्रननेक पदोंकी' रचना की । 
उनके भ्रनुयायी न तो मूर्तियोंकी पूजा करते हैं और न कोई 
विशेष प्रकारकी वेशभूषा धारण करते हैं। वे fas राम-नाम 
जपते हैं और शांतिमय जीवनमें विश्वास करते हैं, यद्यपि 
दादूपंथियोंका एक वर्ग सेनामें भी भर्ती होता रहा है। 

दादोका युद्ध-मार्च १८४३ fo में सर Tet नेपियरके 
नेतृत्वमें भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा मीरपुर (सिंध) के 
सर्वाधिक शक्तिसंपन्न भ्रमीर मुहम्मदके खिलाफ Ser और 
जीता गया । इस युद्धके बाद वस्तुतः पूरे सिंध प्रदेशपर 
अ्रंग्रेजोंका कब्जा हो गया झौर उसे ब्रिटिश भारतीय 
साम्राज्यमें मिला लिया गया । 

घधानसागर-बंगालके राजा वललालसेन (११४८-७६ Fo) 
द्वारा संकलित ग्रन्थ । इसमें ७० श्रध्याय हैं, जिनमें दानकी 
महत्ता, दानके प्रकार, दान करनेके काल तथा दान देनेकी 
विधियोंका विवेचन है 1 

बानाध्यक्ष-शिवाजीके प्रशासनके भ्रष्ट-प्रधानोंमेंसे एक, जो 
'पंडितराव”ः भी कहलाता था। वह राजपुरोहित भौर 
राजकीय दान-वितरक होता था । 

दानियाल, शाहज्ञादा-मुगल सम्राट्‌ श्रकबरका तीसरा WIT 
सबसे छोटा पुत्र । जन्म १५७२ fo Hl वह उस मुगल 
सेनाका नायक था जिसके श्रागे भ्रहमदनगरकों आ्रात्म- 
समर्पण करना पड़ा aE भ्रकबरका बहुत ही प्यारा पुत्र 
था, लेकिन शराबखोरीकी बुरी झ्रादत पड़ जानेसे उसकी 
मृत्यु बहुत जल्दी १६०४ ई० में हो गयी । 

शानिशमंद खाँ-शाहजहाँके शासनके अंतिमकाल और 
औरंगजेबके शांसनके प्रारम्भिककालमें दिल्ली दरबारमें 
विद्यमान । वह बनियरका संरक्षक था, जो उसे एशियाका 
योग्यतम व्यक्ति समझता था। (बनियर छत Fara’) 


दामाजी गायकवाड़-पिलानी गायकवाड़का पुत्र, जो ATE 
में मराठा सेनापति carrera दाभाड़ेकी सेनामें नौकर 
था। १७३१ ई० में बिल्हापुरके युद्धमें त्यम्बकरावकी 
पराजय हुई और वह मारा गया | दामाजीने इस युद्धमें 
अद्भुत wat प्रदर्शन किया। इससे प्रभावित होकर 
विजेता पेशवा बाजीराव प्रथमने दामाजीको अपनी सेवामें 
रख लिया और बादको उसे गुजरातमें पेशवाका प्रतिनिधि 
नियुक्त कर दिया। इस प्रकार दामाजी मराठा संघका 
एक प्रमुख सरदार बन गया और उसने बड़ौदाको भ्रपनी 
राजधानी बनाकर गुजरातमें गायकवाड़ोंकी सत्ता स्थापित 
की । उसने बाजीराव प्रथमके बाद दूसरे पेशवा बालाजी 
बाजीरावकी भी सेवा की और १७६१ ई० में पानीपतके 
aaa art लिया, कितु जान बचानेके लिए वह युद्धक्षेत्रसे 
भाग भ्राया । इस पराजयके बाद भी दामाजी गुजरातको 
अपने अधिकारमें किये रहा । १७६८ fo में उसकी मृत्यु 
हो गयी । (“बम्बई गजेटियर', खण्ड ७) 

दामसोदर गुप्त-एक प्रख्यात विद्वान्‌ू । वह नवीं शताब्दी ई० में 
कश्मीरके शासक महाराज जयापीडका दरबारी कवि था। 

दारयबहु (लगभग ई० Fo ५२२-४८६)-फारसके भ्रखामनी 
वंशका तीसरा सम्राट्‌ । उसके बहिस्तान अभिलेख (लग- © 
भग ई० Jo ५१६) में गंधारके लोगोंको भी उसकी' प्रजा 
बताया गया है। हमदान, परसीपोलिस तथा नक्‍्शेरुस्तम- 
से प्राप्त उसके एक wer अ्भिलेखमें भारतीयोंका भी 
उल्लेख उसकी प्रजाके रूपमें किया गया है। हेरोडोटसके 
OTA गंधार उसके साम्राज्यका सातवाँ प्रांत श्रोर 
भारत भ्रर्थात्‌ सिंधुघाटी बीसवाँ प्रांत था। दारयबहुको 
अपने भारतीय साम्राज्यसे काफी राजस्व प्राप्त होता था 
और साथ ही यहांसे उसकी dah लिए सैनिक भी भेजे 
जाते थे। इस प्रकार भारत भ्रौर फारसके बीच भ्रृत्यंत 
प्राचीनकालसे संपर्क था, जो दिनोंदिन बढ़ता गया। 
फलस्वरूप बहुतसे फारसी शब्द भारतमें प्रचलित हो गये । 
फारसके विचारोंने कुछ da तक भारतीय कलाकों भी 
प्रभावित किया । (राय चोधरी, go २४० नोट) 

दाराशिकोह, शाहजादा-मुगल बादशाह शाहजहाँ (दे०)का 
सबसे बड़ा Gal मुंमताज बेगम उसकी माता att 
आरम्भमें ag पंजाबका सूबेदार बनाया गया, जिसका 
शासन वह राजघधानीसे अपने प्रतिनिधियोंके जरिये चलाता 
था। शाहजहाँ अपने पुत्रोंमें सबसे ज्यादा इसीको चाहता 
था श्र उसे आमतौरसे अपने साथ दरबारमें रखता था। 
दारा बहादुर इंसान था Ate बौद्धिक दृष्टिसे उसे भ्रपने 
प्रपितामह भ्रकबरके गुण विरासतमें मिले थे। वह सूफीवाद- 


202 


२०२ 
की श्रोर उन्‍्मुख था और Rea हनफी पंथका MTT 
था। वह सभी धर्म और मजह॒बोंका श्रादर करता था और 
हिंदू दर्शन व ईसाई धर्ममें विशेष दिलचस्पी रखता था। 
उसके इन उदार विचारोंसे कृपित होकर कट्टरपंथी मुसल- 
मानोंने उसपर इस्लमके प्रति भ्रतास्था फैलनेका आरोप 
लगाया । इस परिस्थितिका दाराके तीसरे भाई भौरंगजेब- 
ने खूब फायदा उठाया। दाराने १६५३ ई० में कंधारकी 
तीसरी घेराबंदीमें भाग लिया था, यद्यपि वह इस श्रभियानमें 
विफल रहा, फिर भी अपने पित।का Hara बना रहा 
ak १६५७ ई०में शाहजहाँ जब बीमार पड़ा तो वह उसके 
पास मौजूद aT 5 

दाराकी उम्र इस समय ४३ वर्ष थी और वह पिताके 
Tet ताऊसकों उत्तराधिकारमें पानेकी उम्मीद रखता 
था। लेकिन तीनों छोटे भाइयों, खासकर ओऔरंगज़ेबने 
उसके इस दावेका विरोध किया। फलस्वरूप दाराको 
उत्तराधिकारके लिए भ्रपने इन भाइयोंके साथ युद्ध करना 
पड़ा (१६५७-५८ ई०) । लेकिन शाहजहाँके समर्थनके 
बावजूद दाराकी फौज १५ अप्रैल १६५८ ई० HT TSH 
युद्धमें औरंगजेब भौर मुरादकी संयुक्त she हार 
गयी । इसके बाद दारा शअ्रपने बागी भाइयोंको दबानेके 
लिए दुबारा खुद श्रपने नेतृत्वमें शाही फौज़ोंको लेकर 
निकला, किन्तु इस बार भी उसे २६ मई १६५८० को 
सामूगढ़के युद्धमें पराजयका मुंह देखना पड़ा । इस बार 
दाराके लिए भ्रागरा वापस लौटना संभव नहीं हुआ । वह 
शरणार्थी बन गया AIR पंजाब, कच्छ, गुजरात एवं राज- 
पूतानामें weary बाद तीसरी बार फिर एक बड़ी सेना 
तैयार करनेमें सफल हुआ । दौराईमें eter १६५६ Fo में 
भौरंगज़ेबसे उसकी तीसरी ate आ्राखिरी मुठभेड़ हुई। 
इस बार भी वह हारा | दारा फिर शरणार्थी बनकर अपनी 
जान बचानेके लिए राजपूताना ak कच्छ होता हुआ 
सिंध भागा । यहाँ उसकी प्यारी बेग़म नादिराका इंतकाल 
हो गया । 

दाराने दादरके HITT सरदार जीवनखानका 

आातिथ्ये स्वीकार किया। कितु मलिक जीवनखान 
गद्दार साबित हुआ और उसने areal औरंगज्ेबकी 
फौजके हवाले कर दिया, जो इस बीच बराबर उसका 
पीछा कर रही थी। दाराको बंदी बनाकर दिल्ली लाया 
गया, जहाँ औरंगज़ेबके आदेशपर उसे भिखारीकी पोशाक- 
में एक छोटे-सी हथिनीपर बिठाकर सड़कोंपर घुमाया 
गया । इसके बाद मुल्लाभोंके सामने उसके खिलाफ 
मुक़दमा चलाया गया। धर्मद्रोहके श्रभियोगमें मुल्लाओोंने 


दाराशिकोह, शाहजाबगा-दासबोध 

उसे मौतकी सजा दी। ३० श्रगस्त १६५६ Fo को इस 
सजाके तहत दाराका सिर काट लिया गया। उसका 
बड़ा पुत्र सुलेमान पहलेसे ही औरंगज्ेबका बंदी था। 
१६६२ fo में औरंगज़ेबने जेलमें उसकी भी हत्या करा 
दी। दाराके दूसरे पुत्र सेपहरशिकोहको बख्श दिया गया, 
जिसकी शादी बादको औरंगजेबकी तीसरी लड़कीसे हुई । 
(कालिफारंजम कानूनगो कृत 'दाराशिकोह) 

दारोगा-एक फारसी शब्द, जिसका श्रर्थ होता है 'प्रधान' । 
ब्रिटिश कालमें यह थाना भ्रधिकारीका पद-नाम बन गया | 
इसका श्रंग्रेज़ी पर्याय सब-इंसपेक्टर, पुलिस है । इस पदका 
सर्जन are कानंवालिस (१७८६-६३) के प्रशासनके दौरान 
हुआ, जिसने प्रत्येक जिलेको थानों या पुलिस स्टेशनोंमें 
विभाजित किया था। थानोंका इंचार्ज दारोगा होता था । 

द्ास-वैदिक साहित्यमें 'दास' शब्द wah शत्रुके लिए प्रयुक्त 
हुआ है, जिनके साथ उन्हें पंजाबमें युद्ध करना पड़ा था। 
इहें दस्यु भी कहते हैं ॥ दासोंको श्याम वर्ण और चपटी 
ताकवाला बताया गया है। वे ऐसी भाषा बोलते थे, जिसे 
amt नहीं समझते थे। उनके किलों ate पशुधनकों 
हस्तगत कर लेनेके लिए ant at लालायित रहते थे । 
दास लोग आर्योकी यज्ञप्रथाके विरोधी थे। ये लोग 
कदाचित्‌ निचली सिंधु घाटीमें फलने-फूलनेवाली प्रागैति- 
हासिक सभ्यतासे सम्बंधित थे। बादमें “दास” शब्दका 
ad नौकर भ्रथवा गुलाम हो गया और seq डाकुओ्रोंको 
कहा जाने लगा। (मेकडानेल एवं कीथ रचित ‘afew 
इण्डेक्स' ) 

wre प्रथा-भारतवर्षमें प्रायः सभी युगोंमें विद्यमान रही है । 
यद्यपि चौथी शताब्दी ई० go में मेगस्थनीज (दे०) ने 
लिखा था कि भारतवर्षमें दास प्रथा नहीं है, तथापि कौटिल्य- 
के adarea (दे०) तथा श्रशोकके अ्रभिलेखोंमें पाचीन 
भारतमें दास प्रथा प्रचलित होनेके संकेत उपलब्ध होते 
हैं। ऋणग्रस्त अ्रथवा युद्धोंमें बन्दी होनेवाले व्यक्तियोंको 
दास बना लिया जाता था। फिर भी प्राचीन भारतमें 
यूरोपकी भांति दास प्रथा न तो व्यापक थी और न दासोंके 
प्रति वैसा क्रूर व्यवहार होता था। मुसलमानोंके शासन- 
कालमें दास प्रथामें वृद्धि हुई AIK उन्हें नपुंसक बना डालने- 
की क्रूर प्रथा भ्रारम्भ हुई। यह प्रथा भारतमें ब्रिटिश 
शासन स्थापित हो जानेके उपरांत भी यथेष्ट दिनों तक 
चलती रही । १८४३ ई० में इसको बन्द करनेके लिए 
एक अधिनियम पारित किया गया। 

दासबोध-१७वीं शताब्दीमें स्वतंत्र मराठा राज्यकी स्थापना 
करनेवाले शिवाजीके गुरु रामदास द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ। 





2.0.2 
वास्ताने अमीर हमजल-दिल्ली 


area अमीर हमजल-चित्रोंकी एक किताब, जिसमें 
फारसके सुप्रसिद्ध कलाकार मीर सैयद श्रली और ख्वाजा 
भ्रब्दुस्समदके चित्र संगृहीत हैं। जब हुमायूंने भारतसे 
भागकर फारसमें शरण ली थी, तो यह पुस्तक उसे समर्पित 
की गयी थी। जब हुमायूं काबुलसे वापस ater तो वह इस 
पुस्तकको अपने साथ ले MAT | बादमें जब उसने पुनः 
दिललीको विजय किया, वह उस किताबको दिल्ली ले 
आया | तबसे यह चित्रसंग्रह भारतमें है। इस संग्रहके 
चित्रोंसे ही. मुगल चित्रकलकी नींव पड़ी । 

दाहिर-चचका पुत्र । जब आठवीं शताब्दी fo के पहले 
दशकमें अरबोंने सिंधपर आक्रमण किया, ag वहाँका 
शासक था । शुरूके हमलोंको तो दाहिरने कुचल दिया 
किन्तु ७१२६० में मुहम्मद-इब्न-कासिमके नेतृत्वमें श्ररबोंने 
उसे Teed कर दिया और राओरके युद्धमें वह मारा गया । 
उसकी विधवा रानीने cerca किला बचानेमें अ्रसफल 
होनेपर जौहर कर लिया । इसके बाद अरबोंने सिधकी 
राजधानी आलोरपर कब्जा कर लिया और इस प्रकार 
सिंध मुस्लिम भ्ररबोंके शासनाधीन हो गया । 

दिगम्बर wait धर्म (दे०) का एक सम्प्रदाय, जिसके 
साधु वस्त्रहीन रहते हैं । इसके विपरीत श्वेताम्बर साधु 
श्वेत वस्त्र धारण करते हैं । 

दिकनाग-अ्सिद्ध बौद्ध avert और कवि, जो सम्भवतः 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (३८०-४१५ ई० ) के शासन- 
कालमें विद्यमान था । 

दिद्दा-कश्मी रनरेश क्षेमगुप्तकी रानी, जिसने १०वीं शताब्दी 
ईसवीमें पहले भ्रपने पतिकी ओरसे शासन किया जो उसके 
हाथकी कठपुतली मात्र था, बादमें राजाके मरनेपर वह 
स्वयं राजसिहासनपर श्रारूढ़ हो गयी। १००३ ई० में 
उसने भ्रपने भतीजे संग्रामराजकों राजमुकुट सौंप दिया, 
जिससे कश्मीरमें लोहर राजवंश प्रचलित हुआ । 

दिया ज द atta, बार्थो लोम्यो-प्रथम पुर्तगाली नाविक, 
जिसने १४८७ ई० में दक्षिण भ्रफ्रीकाके उत्तमाशा भ्रन्तरीप- 
का चक्कर लगाया भोर इस प्रकार यूरोप और भारतके 
बीच समुद्रमा्गंकी खोज की । 

दिलरस बानो बेगम-मुगल अफसर शाहनवाज खांकी पुत्री, 
जो एक ईरानी भ्रमीर था, १६३७ ई० में शाहजादा औरंग- 
जेबके साथ ब्याही गयी । जब १६५८ fo में औरंगजेब 
सम्राट्की हैसियतसे दिल्लीकी गद्दीपर बैठा, तो दिलरस 
बानो सम्नाज्ञी बनी | 

दिलावर खाँ गोरी-शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीका वंशज होनेका 
दावा करनेवाला एक सरदार | वह १३६२ ई० में मालवा- 


२०३ 


का सूबेदार नियुक्त किया गया | जब तैमूरने १३६८ ई० 
में दिल्‍्लीवर आक्रमण किया तो चारो ओर भ्रराजकता 
उत्पन्न हो गयी, जिसका लाभ उठाकर दिलावर खाँ मालवा- 
का स्वतंत्र शासक बन बैठा। पाँच वर्ष शासन करनेके 
पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गयी । १४०६० में उसका पुत्र 
अल्प खाँ गद्दी पर बैठा और उससे मालवामें एक नये राजवंश- 
का प्रचलत हुआ | मालवा स्वाघीन राज्यके रूपमें १५६१ 
fo तक बचा रहा जब कि मुगल THE श्रकबरने उसे 
विजय करके अपने भ्रधिकारमें कर लिया। 

दिलावर खां लोदी-दिल्लीके अंतिम सुल्तान इब्राहीम लोदी 
(१५१७-२६) के भ्रधीनस्थ लाहौरके अधे-स्वतन्त्र सूबेदार 
दौलतखां लोदीका पुत्र, जिसके साथ सुल्तानने बड़ा कठोर 
व्यवहार किया । इसके फलस्वरूप दौलत खां सुल्तानसे 
कुपित हो गया ate उसने बाबरकों भारतपर आक्रमण 
करनेके लिए आमंत्रित किया । 

fear खां-एक मुगल अ्रमीर, जिसे ame औरंगजेबने 
शिवाजीके विरुद्ध राज जयसिंहके ara भेजा था । शिवाजी- 
को जून १६६५ ई० में पुरन्दरकी संधिके लिए बाध्य करनेका 
श्रेय जयसिहके साथ इस अमीरको भी है। किन्तु १६७० 
ई० में मराठों और मुगलोंके बीच पुनः युद्ध आरम्भ हो 
गया । दिलेर खांको शाहजादा शाहआलमका सहायक 
बनाकर युद्धके लिए भेजा गया। इस युद्धमें शिवाजीके 
विरुद्ध दिलेर खांको बहुत कम सफलता मिली । पुरन्दरकी . 
संधिके अनुसार जो किले शिवाजीके हाथसे निकल गये थे, 
वे पुनः शिवाजीने छीन लिये श्र १६७४ ई० में शिवजीने 
एक aed नरेश के रूपमें अपना राज्याभिषेक किया 

दिलली-भारतकी राजधानी । ऐसा विश्वास किया जाता है 
कि मूल दिल्ली उस स्थानपर थी जहां पहले महाभारत 
वर्णित पाण्डवोंकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। इस नगरकी 
प्राचीनता इसी बातसे सिद्ध होती है कि इन्द्रपत नामका 
गाँव ort भी विद्यमान है, जहाँ gary भौर शेरशाहके 
किलोंके भ्रवशेष पाये जाते हैं । ऐतिहासिक दृष्टिसे दिल्ली- 
का प्रथम निर्माता तोमर नरेश भ्रनंगपाल था, जो ईसाकी 
११वीं शताब्दीमें शासन करता था । उसने एक लाल किला 
भी बनवाया था जहाँ झ्राजकल कुतुबमीनार wafer है, 
जो वर्तमान नयी दिल्लीसे दक्षिणमें तीन मीलपर है। 
बारहवीं शताब्दीमें यह नगर भ्रजमेरके चौहानोंके हस्तगत 
हो गया । किन्तु ११६३ ई०में शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीने 
इसे अंतिम चौहान नरेश पृथ्वीराजसे छीन लिया। इस 
प्रकार दिललीपर हिन्दू शासनका अंत हो गया । 

मुस्लिम विजेताओंने १८५७ fo तक इसे अपनी 


ROG 


Rov 


राजधानी बनाये रखा, जबकि अंग्रेजोंने अंतिम मुगल 
THATS बहादुरशाह (१५३७-५७ Fo ) को गद्दीसे उतारकर 
उसपर अधिकार कर लिया । मुस्लिम शासकोंने इस लम्बे 
काल (११६३-१८५७) के दौरान विभिन्न समयोंमें 
दिल्‍ली क्षेत्रके sive विभिन्न स्थानोंपर aaa महल बनाये । 
इन लोगोंने कभी दिल्ली छोड़ देनेकी बात नहीं सोची । 
केवल कुछ भ्रवधिके लिए बाबर, अकबर और जहांगीरने 
आगरा भ्रपनी राजधानी बनायी थी। 

अलाउद्दीत खिलजी (१२६६-१३१६) ने पुरानी 
दिल्‍लीके उत्तर-पूर्व तीन मीलपर सीरी बसायी, गया- 
सुद्दीन तुगलकने पुरानी दिल्लीके पूर्व चार मीलपर तुगलका- 
बादका निर्माण कराया, उसके पुत्र मुहम्मद तुगलकने 
१३२७ ई०में राजधानीको दिल्लीसे दोलताबाद ले जानेका 
असफल प्रयास करनेके पश्चात्‌ पुरुनी दिल्‍ली और सीरीके 
बीच शहरपनाहका निर्माण कराया तथा उसके उत्तरा- 
घिकारी फीरोज़ तुगलकते पुरानी feet उत्तरमें ८ मील- 
पर फीरोजाबाद बसाया | इसमें संदेह नहीं कि मुस्लिम 
शासकोंने दिल्‍ली क्षेत्रमें सात शहर बसाये, लेकिन सबका 
केन्द्र पुरानी दिल्‍ली ही रही । लोदी शासकोंने श्रागराको 
राजधानी बनाया, जो मुगल शासक बाबरके जमानेमें भी 
राजधानी रही । लेकिन हुमायूं फिर दिल्‍ली झा गया और 
पुराना किला बनवाना शुरू किया, जिसके चारों ओर 
मुगल बादशाहोंकी राजधानी श्रवस्थित थी। शाहजहाँने 
पुरानी दिल्लीसे जुड़ा हुआ शाहजहाँबाद vara, जहाँ उसने 
बहुतसे शानदार महल बनवाये । पुरानी feces बीच 
निर्मित जामा मस्जिद अपनी भव्यताके लिए arr भी 
प्रसिद्ध है। दिल्‍लीको कम दुदिन नहीं देखने पड़े । १३६८ 
ई०में तैमूर, १७३६ ई०में नादिरशाह्‌ तथा १७५७ oF 
अहमदशाह भ्रब्दालीने इसपर आक्रमण कर खूब लूटा और 
हजारों भ्रादमियोंको मोतके घाट उतारा। १७५८ Lot 
इसपर मराठोंका कब्जा होते-होते रह गया । १७६१ FoF 
पानीपतकी तीसरी लड़ाईके बाद भी यह लुटनेसे बच गयी । 

मुगल बादशाहोंकी शक्ति धीरे-धीरे क्षीण हो गयी 
और १८०३ Lor दिल्लीपर अंग्रेजोंका प्रभुत्व हो गया और 
मुगल बादशाह नाममात्रकें शासक बने रहे। Wiss 
कलकत्ताकी स्थापना की, उसका विकास किया ste 
उसे अपनी राजधानी बनाया। फलतः दिल्लीका महत्त्व 
घट गया। १८४७ ई०के स्वाघीनता-संग्राममें विद्रोही 
सिपाहियोंने मईके महीनेमें दिल्लीपर कब्जा कर लिया, 
लेकिन सितम्बर महीनेमें प्रंग्रेजोंने पुन: उसे छीन लिया । 
जनवरी १८५८ for प्रंतिम मुगल शासक बहादुरशाहको 


दिललो-दिल्ली समझोता 


ओआपचारिक रीतिसे गद्दीसे उतार दिया गया और दिल्लीको 
अंग्रेजी राज्यमें मिला लिया गया। बहादुरशाहको पेंशन 
देकर रंगूनमें नजरबंद कर दिया गया। १६११ Fo 
तक कलकत्ता अंग्रेजी भारतकी राजधानी रही। इसके 
बाद राजधानी पुनः दिल्‍ली लायी गयी । मुस्लिम शासकों- 
की भाँति अंग्रेजोंने भी पुरानी दिल्‍्लीसे ६ मील दूर नयी 
दिल्ली बसायी, जो भ्राज भी भारतीय गणतंत्रकी राजधानी 
gt 

दिल्ली दरबार-अंग्रेज सरकारने १८७७, १६०३ तथा 
१६११ ई०में कुल तीन बार दिल्लीमें विशाल दरबार 
किये। पहला दरबार लार्ड लिटनमे किया था, जिसमें 
महारानी विक्टोरियाको भारतकी सम्राज्ञी घोषित किया 
गया । इस दरबारकी शान-शौकतपर बेशुमार घन खर्च 
किया गया, जबकि १८७६ से १८७८ ई० तक दक्षिणके 
लोग भीषण श्रकालसे पीड़ित थे, जिसमें हजारों व्यक्तियोंकी 
जानें गयीं । उस समय दरबारके श्रायोजनको जन-धनकी 
बहुत बड़ी बरबादी समझा गया। दूसरा दरबार ATE 
कर्जनने १६०३ ई०में श्रायोजित किया, जिसमें बादशाह 
एडवर्ड सप्तमकी ताजपोशीकी घोषणा की गयी। यह 
दरबार पहले से भी ज्यादा खर्चीला साबित हुआ । इसका 
कुछ नतीजा तो निकला नहीं । यह केवल ब्रिटिश सरकार- 
का शक्ति-प्रदर्शन मात्न था । तीसरा दरबार ore हाडिज 
(दे०)के जमानेमें १६११ ई०में झ्रायोजित हुआ । बादशाह 
ort पंचम athe उसकी महारानी इस अवसरपर भारत 
aa थे और उनकी ताजपोशीका समारोह हुआ था। 
इसी दरबारमें एक घोषणा द्वारा बंगालके विभाजन 
(दे०)को ee किया गया, संथ ही राजधानी कलकत्तासे 
दिल्ली लानेकी घोषणा की गयी । 

दिल्‍ली बिश्वविद्यालय-१६२२ Fo स्थापित हुआ, १६५२ 
ई०में उसका पुनस्संगठन किया गया । इस विश्वविद्यालयमें 
शिक्षा भी दी जाती है तथा ware डिग्री कालेज इससे 
सम्बद्ध भी हैं । wa बहुतसे विश्वविद्यालयोंमें इसी प्रकारकी 
व्यवस्था है। 

दिल्‍ली समझोता-४५ मार्च १६३१ ई०को तत्कालीन वायस- 
राय are इरविन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके नेता 
महात्मा गांधीके बीच हुआ । इसके अनुसार सत्याग्रह 
आंदोलन जो अप्रैल १६३०में चालू किया गया था, स्थगित 
कर दिया गया, कांग्रेस राजनीतिक मसले हल करनेके 
लिए लंदनके गोलमेज सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए सहमत 
हो गयी तथा १६३० ई० के बाद जितने भी दमनात्मक 
अ्रध्यादेश जारी किये गये थे, वे वापस ले लिये गये। 


905६ 


बिल्ली सल्तनत 


सत्याग्रह आंदोलन के सिलसिलेमें जो लोग गिरफ्तार 
किये गये थे उन्हें. रिहा कर fea गया । 
दिल्‍ली सल्तनत-१२०६ ई०से लेकर, जबकि कुतुबुद्दीन ऐंबक 

भारतका प्रथम मुस्लिम सुल्तान हुआ, १५२६ ई० तक 
जबकि मुगल बादशाह बाबरने पानीपतकी लड़ाईमें इब्राहीम 
लोदीको पराजित कर मार डाला और मुगल साम्राज्यकी 
स्थापना की, दिल्लीपर सुल्तानोंका शासन रहा और 
इसे दिल्‍ली सल्तनतका काल कहा जाता है । इस ३२० वर्ष- 
के लम्बे कालमें fate सुल्तान सारे हिन्दुस्तानके 
बादशाह माने जाते थे, हालांकि उनकी सल्तनतका विस्तार 
घटता-बढ़ता रहा । मुहम्मद तुगलक (१३२५-५१) के 
जमानेमें तो दिल्‍ली सल्तनतका विस्तार हिमालयसे लेकर 
कन्याकुमारीतक हो गया था, किन्तु TTI ARES ०में पानीपत- 
की लड़ाईके समय उसका विस्तार facet चारों श्लोर 
तक ही सीमित था । दिल्‍ली सल्तनतके अन्तगंत पाँच पृथक्‌ 
वंशोंने राज्य किया, जिनका एक दूसरेसे कोई सम्बन्ध 
नहीं था, यथा--गुलामवंश (१२०६-६० Fo), खिलजी- 
वंश (१२६०-१३२० ई०), तुगलकवंश (१३२०- 
१४१३ ई०), सैयदवंश (१४१४-५१ ई०) तथा लोदी- 
वंश (१४५१-१५२६ Fo) । 

गुलामवंशके १० सुल्तानोंमें कुतुबुद्दीन ऐबक (१२०६- 
१०ई०), आराम (१२११ Fo), इल्तुतमिश (१२११- 
३६ ई०), रुकनुद्दीन (१२३६ ई०) रजिया (१२३६- 
४० So), बहराम (१२४०-४२ Fo), मसऊद (१२४२- 
४६ Go), नासिरुद्दीन (१२४६-६६ ई०), गयासुद्दीन 
बलबन (१२६६-८७ ई०) तथा कैकबाद (१२५७- 
६० ई०) हुए हैं | इनमेंसे प्रधिकांश सुल्तान अपने जीवन- 
कालके प्रारंभमें गुलाम रह चुके थे, भ्रतएव यह वंश 
गुलामवंश कहलाया। ये लोग बादके तीन वंशोंकी भाँति 
तुर्क जातिके थे । अंतिम लोदीवंश अ्रफगान जातिका था । 
गुलामवंशकी पाँचवीं शासिका रजिबा सुल्ताना इल्तुत- 
मिशकी लड़की थी। यह एकमात्र मुस्लिम रानी थी जो 
दिल्‍लीके तख्तपर बैठी । 

खिलजीवंशमें .६ सुल्तान हुए, यथा--जलालुद्दीन 
(१२६०-६६ Fo), रुकनुद्दीन (१२६६ ई०), श्रला- 
उद्दीन (१२६६-१३१६ ई०), शहाबुद्दीन उमर (१३१६ 
ई०), मुबारक (१३१६-२० ई०) तथा खुसरो (१३२० 
ई०)। इन सुल्तानोंमें प्रलाउद्दीन सबसे प्रतापी था । उसने 
न केवल राजस्थानको वरन्‌ कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण 
दक्षिणकों अपने श्रधीन किया । उसके पास बहुत बड़ी 
सेना थी तथा जासूसोंका संगठित दल था। जो भी उसके 


Rok 
शासनका विरोध करता, उसे कठोर दण्ड दिया जाता था । 
सिपाहियोंके वेतन निर्धारित थे तथा बहुत-सी Tegal art 
भी नियंत्रित एवं निर्धारित थे। लेकिन उसके उत्तरा- 
घिकारी बहुत कमजोर साबित ge उसके मरनेके 
8 वर्ष बाद यह राज्य तुगलकवंशके ह।थमें चला गया | 

तुगलकवंशमें ६ सुल्तान हुए, यथा--गयासुद्दीत 
(१३२०-२५ ई०), मुहम्मद (१३२५-५१ ई०), 
फीरोज़ (१३५१-८८ fo), गयासुद्दीन द्वितीय (१३८६ 
ई० ),अबूबकर (१३८६-६० Fo), तासिरुद्दीन (१३६०- 
६४ fo), अलाउद्दीन (१३६४ fo), नुसरतशाह 
(१३६५-६८ Go) तथा महमूद (१३६६-१४१३ Eo) | 
इस वंशके द्वितीय सुल्तान मुहम्मद तुगलकके जमानेमें 
सल्तनतका सर्वाधिक विस्तार हुआ, लेकिन इसके समयमें 
उसका fares भी शुरू हो गया जबकि बंगाल और 
HAA १३३८ ई०में विद्रोह किया, दक्षिणमें बहमनी 
सल्तनतकी स्थापना हुई तथा १३४७ ईश्में सुदूर दक्षिणमें 
विजयनगरके हिन्दू साम्राज्यका उदय हुआ । उसके 
शासनकालकी सबसे स्मरणीय घटना यह थी कि उसने 
१३२७ ईशमें राजधानी दिल्लीसे देवगिरि (दोलताबाद) 
ले जाने तथा १३२६-३२ ई०में ताँबेकी सांकेतिक मुद्रा 
चलानेक प्रयास किया । उसके ये दोनों प्रयोग विफल रहे 
और सुल्तानकी प्रतिष्ठाकों गहरा धक्का लगा। १३६८ 
ई०में तैमूरने दिल्‍्लीपर आक्रमण किया और उसे लूठा । 
कमजोर सुल्तान मुकाबला न कर सका। अंतिम सुल्तान 
महमूदकी मृत्यु (१४१३) पर fase खाँने गद्दीपर भ्रधिकार 
कर लिया और नथा सैयदवंश चलाया, जिसने १४१४ से 
१४५१ fo तक शासन किया । इस वंशमें चार सुल्तान 
हुए, यथा--खिल्ञ खाँ (१४१४-२१ ई०), मुबारक 
(१४२१-३४ ई०), मुहम्मद (१४३४-४५ ई०) तथा 
आलमशाह (१४४५-४३ ई०) । इनमेंसे कोई भी इतना 
शक्तिशाली नहीं था कि वह सलल्‍्तनतकी ताकतकों फिरसे 
प्रतिष्ठित करता । अंतिम शासक आलमशाहके जमानेमें 
तो यह हाल हो गया कि सल्तनतके अंतर्गत केवल दिल्ली 
नगर और आसपासके गाँव रह गये । नतीजा यह हुआ कि 
उसे गद्दीसे उतारकर लोदीवंशने शासन शुरू किया। 
इस वंशने १४५३-१५२६ ई० तक शासन किया | 
इस बंशमें कुल तीन शासक हुए, जिनके नाम हैं--बहलोल 
(१४५३-८६ ई०), सिकंदर (१४८६-१५१७ ई०) 
तथा इब्राहीम (१५१७-२६ Fo) 1 इनमेंसे सिकंदर बहुत 
area | उसने जौनपुरपर पुन: कब्जा किया are बिहारपर 
अपना आधिपत्य स्थापित किया.। उसने श्रागरेक। विकास 


206 


२०६ 


किया, ताकि श्रासपासके राज्योंपर नियंत्रण रह सके । 


इब्राहीम लोदीने अपने उद्दण्ड TARA अपने सरदारोंको 
नाराज कर दिया । नतीजा यह हुआ कि पंजाबके हाकिम 
दोलत खाँ और सुल्तानके चाचा अलम खाँने मुगल बादशाह 
बाबरकों भारतपर आाक्रमणके लिए श्रामंत्रित किया। 
बाबरने १५२६ ई०में पानीपतकी लड़ाईमें इब्राहीमको 
परास्त किया और उसे मारकर दिल्लीकी गद्दीपर बैठा। 
इस प्रक/र दिल्‍ली सल्तनतकां अंत हो गया । 

दिल्‍्लीके सुल्तानोंने तलवारके जोरपर शासन किया 
और एक ऐसा प्रशासन स्थापित किया जिसका उद्देश्य 
सरदारोंकी सहायतासे जनताकों दबाये रखना था। 
यह UH THT निरंकुश शासन-प्रणालीं थी जिसमें, हिन्दू 
और मुसलमान जनताको कोई भ्रधिका र नहीं था । हिन्दुओं- 
को और भी ज्यादा सताया जाता था। उनपर जजिया 
लगाया गया । साथ ही तीर्थयात्रा-कर भी लिया जाता था । 
जमीनका लगान और भ्रन्य कर तो मनमाने ढंगसे सुल्तानों 
द्वारा वसूल ही किये जाते थे। इस प्रकारके प्रशासनमें 
प्रगति असंभव थी। शासन-प्रणाली पूर्णतया एक वर्ग 
तक सीमित थी। हाकिमोंकी एकके ऊपर एक कई 
श्रेणियाँ थीं, परन्तु सभी हाकिम केवल सुल्तानके प्रति 
उत्तरदायी होते थे और उसकी इच्छापर नियुक्त और 
बर्खास्त होते थे। प्रशासनकों हिंदुओंकी कोई परवाह 
नहीं थी, जो बहुमतमें थे । उदारसे उदार कहे जानेवाले 
सुल्तानोंने भी हिन्दू जनताके कल्याणके लिए कोई कार्य 
नहीं किया । नतीजा यह हुआ कि हिन्दू प्रजा प्रशासनके 
प्रति उदासीन हो गयी और मुस्लिम सूबेदारोंको केन्द्रीय 
सत्ताके निर्बल होते ही भ्रपनेको स्वतंत्र घोषित करनेका 
मौका मिल गया। विजयनगरकों छोड़कर कहीं भी 
हिन्दुओंने संगठित होकर मुस्लिम शासनको उखाड़नेका 
प्रयत्न नहीं किया । 

हिन्दू संस्कृति aie सभ्यत।ने इससे पहलेके झाक्रमण- 
कारियों--यूनानियों, wat और हणोंको आ्रात्मसात कर 
लिया, लेकिन मुस्लिम श्राक्रमणकारियों ate उनके धर्म 
एवं संस्क्तिको श्रात्मसात न किया जा सका। इसके 
विपरीत हजारों विजित हिन्दुओंको बलातू मुसलमान 
aat लिया गया। फिर भी इस्लाम सभी हिन्दुओओंको 
मुसलमान ने बना सका A अंतमें वह एक श्रल्पसंख्यक 
धर्म बनकर रह गया। मुसलमानोंको हिन्दुओ"ेंके साथ- 
साथ रहनेके लिए बाध्य होना पड़ा । हिन्दुओओंने भी लड़ाईके 
मैदानोंमें पराजित होकर मुस्लिम विजेतओंसे दूर रहनेका 
प्रयत्त किया । हिन्दुओंने अपने जातिबंधतको और भी 


दिल्‍ली सल्तनत 


“were कर लिया, महिलाओोंको पर्देके dat कैद कर दिया 


गया तथा छुम्माछूत हिन्दुओंका अभिन्न अंग बन गया। 
लेकिन मुसलमानोंसे हिन्दुओंका कुछ न कुछ सम्पर्क तो 
बना ही रहा | इसका फल ag हुआ कि एक नयी उर्दू 
भाषाका जन्म हुआ, जो हिन्दुओं are sa मुसलमानोंके 
बीच सम्पर्क भाषा बनी जो तुर्की भाषा बोलते थे, सरकारी 
लिखापढ़ीमें फारसी भाषा प्रयुक्त करते थे तथा घामिक 
समारोहोंमें अ्ररबीका इस्तेमाल करते थे। हिन्दू विभिन्न 
प्रकारकी क्षेत्रीय भाषाएँ बोलते थे, लेकिन धामिक कार्योंमें 
संस्कृतका प्रयोग करते थे । दोनों धर्मोके कुछ उदारचेता 
व्यक्तियोंने दोनों धर्मोकी विशेषताओ्रोंका भ्रध्ययन किया 
और दोनोंके बीच समन्‍्वयकी स्थापनाका प्रयत्न किया | 
फलत: मुसलमानोंमें सूफीवाद'का जन्म हुआ और हिन्दुओंमें 
रामानंद, चैतन्य, कबीर और व।नक जैसे धार्मिक सुधारकोंने 
मत-मतान्‍्तरोंसे ऊपर उठकर केवल एक ईश्वरकी आराधघना- 
पर जोर दिया । लेकिन हिन्दुओं ओर मुसलमानोंके बीच- 
की खाई यथावत्‌ बनी रही । 

कुछ सुल्तानोंको भवन-निर्माणका भारी शौक था। 
उन्होंने श्रनेक भव्य प्रासादों और मस्जिदोंका निर्माण कराया। 
यद्यपि उनके बनवाये प्रासाद इस युग तक श्रक्षुण्ण नहीं बचे, 
तथापि मस्जिदें अभी .विद्यमान हैं, जो उनके कला और 
वास्तुशिल्पके प्रति प्रेमको व्यक्त करती हैं । यह निर्माण 
कार्य मुख्यतः हिन्दू शिल्पकारोंकी सहायतासे हुआ और 
मस्जिदोंका निर्माण तो मुख्यतः उस सामग्रीकी मददसे 
हुआ जो हिन्दुओंके मंदिरोंकों तोड़कर प्राप्त की गयी थी । 
इस प्रकार दिल्‍ली सल्तनतकी कला एवं वास्तुशिल्पमें 
भारतीय (हिन्दू) और विदेशी (फारसी तथा तुर्की) 
इस्लामी विचारोंका प्रस्फुटन हुआ। भारतमें वास्तु- 
शिल्पकी एक नयी शैलीका जन्म हुआ, जिसे भारतीय- 
अरबी कहते हैं। सल्तनतके विभिन्न भागोंमें विभिन्न 
प्रकारके वास्तुशिल्पका विकास हुआ, जिसका दिल्लीकी 
वास्तुशैलीसे कोई सम्बन्ध नहीं था। इस प्रकार जौनपुर, 
बंगाल, गुजरात, मालवा श्र दक्षिणमें भिन्न-भिन्न प्रकारके 
वास्तुशिल्पका विकास हुआ । इनमेंसे हरएककी अपनी- 
अपनी विशेषत। थी। दिल्ली सल्तनतके कालकी सबसे 
प्रसिद्ध इमारतें हैं--कुतुबमीनार श्रौर उसका श्रलाई 
दरवाजा, निजामुद्दीत औलियाकी दरगाह और मस्जिद, 
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद श्लौर फीरोज तुगलककी कब्र । 
इन सबका निर्माण सुल्तानोंने feet ही कराया। 
(afer, खण्ड तीन; ईश्वरीप्रसाद लिखित 'मध्यकालीत 
भारत'; दामस कृत “दिल्लीके पठान बादशाहोंका 


jot 


दिव-दुर्गादास 


२०७ 





इतिवृत्त'; के ० एम० अशरफ रचित -हिन्दुस्तानकी जनताका 
जीवन और दशा'; फर्गुसन कृत 'भारतीय वास्तुशिल्पका 
इतिहास'; aaa कृत 'भारतीय वास्तुशिल्प'; विस्सेण्ड 
स्मिथ रचित “भारतमें ललित कलाका इतिहास”) 
दिव-गुजरातके समुद्रतटटपर एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक 
केन्द्र और बंदरगाह । १५३५ ई० में जब बादशाह हुमायूंने 
गुजरातपर विजय प्राप्त की, गुजरातके सुल्तान बहादुर- 
शाह (दे०) (१५२६-३७ fo) ने भागकर मालवामें 
शरण ली और पुर्तंग/।लियोंकी मदद मांगी । पुर्तंगालियोंने 
इस अवसरका लाभ उठाया और १५३५ ई० में दिवपर 
अधिकार कर लिया। इसपर पुरतंगालियोंकाः अधिकार 
चार सौ eae श्रधिक काल तक रहा। १६६१ ई०में वह 
स्वाधीन भारतीय गणराज्यमें सम्मिलित कर लिया गया । 
दिवाकर--एक कवि, जो महरराज हर्षवर्धन (६०६-४७ Fo) 
के कालमें विद्यमान था, और उनका श्राश्चित था । 
दिवोक अथवा दिव्य--कैवर्तों का नेत।, जिसने राज! महिपाल 
द्वितीय (लगभग १०७०-७५ ई०)को पराजित कर मार 
डाला और उत्तरी बंगालमें अ्रपने स्वतंत्र राज्यकी स्थापना 
की। 
* दिवोदास--एक प्रसिद्ध राजा, जिसका उल्लेख ऋग्वेदमें 
हुआ है । उसने दासोंके अनार्य राजा संवरसे युद्ध किया था । 
दीगकी लड़ाई--टठ्वितीय मराठा-युद्ध (दे०) के दौरान नवम्बर 
१८०४ ई० में छेड़ी गयी । इस लड़ाईमें अग्रेजोंने मराठा 
सरदार होल्करकों पराजित किया। (दीग पहलेकी 
weg रियासतकी पुरानी राजधानी थी। सं०) 
दीदोमीर--एक मुस्लिम नेता, जिसके बहुत-से अनुयायी 
फरीदपुर (बांगलादेश) जिलेमें थे।इसने १८४७ ई० में 
अंग्रेजोंके विरुद्ध विद्रोह किया, जो बलप्रयोग द्वारा दबा 
दिया गया। 
दीनइलाही--एक नया धर्म जिसे अकबर बादशाहने १५८२ 
ई० में चलाया। यह एक समत्वय।त्मक धर्म था जिसमें हिन्दू, 
मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई धर्मकी मुख्य-मुख्य 
बातोंकों शामिल किया गया था। यह एकेश्वरवाद- 
पर आधारित था, किन्तु उसमें थोड़ा बहुदेववादका भी 
पुट था। इसका उद्देश्य wade धार्मिक सहिष्णुताकी 
स्थापना करना था। भारतमें, जो धार्मिक भेदभावसे बहुत 
पीड़ित at, इस प्रकारकी सहिष्णुता एक राष्ट्रीय श्रावश्य- 
war थी। यह धर्म तकंपर आ्राधारित था। अकबरके 
कालमें ही इसके बहुतसे अनुयायी हो गये थे। लेकिन 
META मृत्युके बाद यह धर्म लुप्त हो गया | 
दीपबंश--सिंहल (श्री लंका)के प्राचीन इतिहासका एक 


ग्रन्थ, जो चतुर्थ श्रथवा पंचम शताब्दी ईसवीमें लिखा गया। 
इस ग्रन्थसे इस बातकी पुष्टि होती है कि मौर्य सम्राट्‌ ऋशोक- 
की ओरसे भारतके बाहर धर्म-प्रचारक भेजे जाते थे। 
इसमें भ्रशोक द्वारा भेजे गये धर्म-प्रचारकोंके नाम भी 
मिलते हैं। इस प्रकार इस पुस्तकमें भ्रशोकके धर्म-विजयके 
प्रयासोंपर बहुत श्रच्छा प्रकाश डाला गया है। 
दीवान--मुगल प्रशासनमें सबसे बड़ा भ्रधिकारी होता था | 
वह राजस्व एवं वित्तका एकमात्र प्रभारी होता था । उसकी 
नियुक्ति न केवल केन्द्रीय सरकारमें वरन्‌ प्रान्तीय सरकारोंमें 
भी होती थी। प्रान्तोंमें उसका पद्र सूबेदारके बाद माना 
जाता था। प्रान्तोंमें दीवान भी ware द्वारा नियुक्त 
होता था जो केवल THs प्रति उत्त रदायी होता था । 
इस प्रकार वह सूवेदारकों मनमानी करनेसे रोकता था | 
दीवान---इस शब्दका प्रयोग सामान्यतः एक विभागके लिए 
होता था, यथा-- 
दीवान-ए-प्राम-भ्रथवा सम्राट्का कार्यालय । 
दीवान-ए-श्रमीर कोही-भ्रथवा कृषि विभाग | 
दीवान-ए-अर्जे-प्रथवा सेना विभाग । 
दीवान-ए-बंदगान-अथवा दास विभाग। 
दीवान-ए-इन्शा-अ्रथवा पत्नाचार विभाग । 
दीवान-ए-इश्तिहकाक-अथवा Gert विभाग । 
दीवान-ए-खैरात-अ्रथवा दान विभाग i 
दीवान-ए-खास-अथवा सम्राट्का भ्रन्तरंग सभाकक्ष | 
दीवान-ए-मुश्तखराज-अथवा कर वसूल करनेवालोंसे 
बकाया वसूल करनेवाला विभाग | 
दीवान-ए-काजिए-ममालक- भ्रथवा न्याय, गुप्तचरी भौर 
डाक विभाग | 
दीवान-ए-रिसालात-अथवा अपील विभाग । 
दीवान-ए-रियासत-अ्रथवा हाट अ्रधीक्षकोंका विभाग । 
यह शब्दावली प्रकट करती है कि facets सम्राटोंकी 
प्रशासन पद्धतिमें एक प्रक/रकी विभागीय व्यवस्था थी । 
दीवानी अदालत-दीवानी (धनसंबन्धी) न्‍्यायकी श्रदालत। 
बुर्गादास-मारवाड़का इतिहास-प्रसिद्ध/ राठौर-सरदार । 
ae जोधपुरके राजा जसवंतर्सिहके मंत्री अ्सिकर्णका पुत्र 
था। मुगल सम्राट्की श्रोरसे जब राजा जसवंतर्सिह्‌ काबुल 
अभियानपर गया था, उसी बीच वहां १० दिसम्बर १६७८ 
ई० को उसकी मृत्यु BE | उस समय उसका कोई पुत्र नहीं 
था। लेकिन दो मास पश्चात्‌ विधवा रानियोंके दो पुत्र 
हुए । एक पुत्र तो तत्काल मर गया, लेकिन दूसरा अजित- 
सिंहके नामसे विख्यात हुआ । यही श्रजितर्सिह्‌ मारवाड़का 
वैध उत्तराधिकारी था । स्व० राजाके सरदारोंके संरक्षणमें 


०086 


Ros 


शिशु भ्रजितर्सिह तथा उसकी मां को दिल्ली लाया गया। 
इन सरदारोंमें दुर्गादास प्रमुख था । 

सरदारोंने औरंगजेवसे ae Pear कि वे अजितर्सिहको 
भारवाड़की गद्दीका उत्तराधिकारी स्वीकार HT लेकिन 
औरंगजेब मारवाड़को मुगल ,साम्राज्यमें मिलाना चाहता 
था, अतएव उसने यह शर्त रखी कि अजितर्सिह मुसलमान 
हो जाय तो उसे मारवाड़की गद्दीका उत्तराधिकारी माना 
जा सकता है । औरंगजेबने भ्रजितर्सिहु और उसकी विधवा 
मांको पकड़नेके लिए मुगल सैनिक भेजे, किन्तु चतुर वीर 
दुर्गादासने औरंगजेबकी योजना विफल कर दी। उसने 
कुछ राठौर सैनिकोंको मुगल सैनिकोंका सामना करनेके 
लिए भेज दिया तथा स्वयं रानियों और शिशु को दिल्ली 
स्थित महलसे निकालकर सुरक्षित जोधपुर ले गया। 
औरंगजेबने जोधपुरपर कब्जा करनेके लिए विशाल मुगल 
सेना भेजी । १६५० ई० में जो युद्ध हुआ. उसमें राठौरोंका 
नेतृत्व दुर्गादासने बड़ी बहादुरीसे किया । श्रौरंगजेबका पुत्र 
शाहजादा अकबर राजपूतोंसे मिल गया। 

इस समय एक अवसर उपस्थित हुआ था जब राजपूत और 
अकबर मिलकर श्रौरंगजेबका तख्ता पलंट सकते थे, लेकित 
औरंगजेबने छलनीतिसे राजपूतों और भ्रकबरमें फूट पैदा 
कर दी । जब दुर्गादासको वास्तविकताका पता लगा तो 
वह AHA खानदेश और बगल।ना होते हुए मराठा राजा 
शम्भूजीके दरबारमें ले गया। दुर्गादासने बहुत acy 
किया कि राजपूत, मराठा और अ्कबरकी फौजें मिलकर 
औरंगजेबसे युद्ध करें, लेकिन आलसी शम्भूजी इसके लिए 
तैयार नहीं हुआ । दुर्गादास १६८७ ई० में मारवाड़ लौट 
आया । यद्यपि मेवाड़ने औरंगजेबसे संधि कर ली थी, 
तथापि मारवाड़की ओरसे दुर्गादास लगातार Yo वर्ष तक 
ओऔरंगजेबके विरुद्ध युद्ध करता रहा। १७०७ ई० में 
श्रौरंगजेबकी मृत्यु हो गयी | इसके बाद नये मुगल बादशाह- 
ने १७०८ fo में अजितर्सिह को मारवाड़का महाराज 
स्वीकार कर लिया। 

डुर्गावती, रानी-गोंडवानाकी शासक, जो भारतीय इतिहासकी 

सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियोंमें गिनी जाती है। वह महोबा 
कालिजरके चन्देल राजा कीतिराजकी पुत्री थी । यह राजा 
१५४५ ई० में शेरशाह सूरी द्वारा कालिजरके किलेके 
घेरेके समय मारा गया था। दुर्गावतीका विवाह गढ़- 
मण्डल (गोंडवाना)के राजा दलपतिशाहके साथ हुआ, 
किन्तु वह जल्दी ही विधवा हो गयी । उस समय उसका 
वीर नारायण नामक नाबालिग पुत्र था जिसकी ओरसे 
उसने स्वयम्‌ शासन करना शुरू किया । उसने मालवाके 


डुर्गावती, रानी-बुलंभराय 
बाजबहादुर और बंगालके अफगानोंके हमलोंसे गोंडवाना- 
की रक्षा की । 

१५६४ ई० में मुगल सम्राट्‌ अकबरने रानीके राज्यपर 
हमला करनेके लिए अपने सेनापति ares खाँको भेजा । 
gaat साथ लेकर रानीने मुगलोंकी ५० हजार सेनाका 
सामना किया । दोनोंके बीच राजधानीके पास नरहींमें 
घोर युद्ध हुआ | युद्धके दूसरे दिन उसका पुत्र घायल हो 
गया, जिसे रानीके सैनिकोंकी देखरेखमें सुरक्षित स्थानपर 
भेज दिया गया। इन सैनिकोंके जानेसे रानीका पक्ष 
कमजोर हो गया और वह पराजित हो गयी। उसके दो 
तीर लगे और वह घायल हो गयी। शतझ्नोंके हाथमें 
अपनेको पड़नेसे बचानेके लिए रानीने कटार मारकर अपनी 
जान दे दी । इसके बाद मुगल सेना राजधानी चौरागढ़की 
ओर बढ़ी । वहाँ उसके घायल अल्पवयस्क gat पुनः 
जबर्दस्त प्रतिरोध किया, लेकिन बेचारा पराजित हुआ और 
मारा गया। गोंडवाना शभ्रकबरके साम्राज्यमें मिला लिया 
wat सेनापति आसफ खाँ अपने साथ बेशुमार सोना, 
चाँदी, हीरे, जवाहरात, सिक्के और एक हजार हाथी 
लेकर दिल्‍ली लौटा । यह इस बातका प्रमाण है कि रानीके 
राज्यकालमें गोंडवाना अत्यन्त समृद्धिशाली था | 

दुर्जअसाल-१८२४ fo में भरतपुरकी गद्दीपर अनधिकृत 
कब्जा करनेवाला जाट सरदार; जबकि वास्तविक 
अधिकारी मृतक राजाका नाबालिग पुत्र था। ब्रिटिश 
सरकारने दुजंनसालको मान्यता देनेसे इनकार कर दिया | 
१८२६ ई० में लार्ड कोम्बरमियरके नेतृत्वमें एक ब्रिटिश 
भारतीय फौज भरतपुरपर चढ़ाईके लिए भेजी गयी। 
किलेपर अंग्रेजोंका कब्जा आसानीसे हो गया। दुजंन- 
सालको कैद करके बाहर भेज दिया गया । 

दुर्योधन-महाभारत' महाकाव्यमें वणित कौरवोंका सबसे 
बड़ा भाई, जिसका युद्ध पाण्डवोंसे हुआ । युद्धमें दुर्योधन 
पराजित हुआ और मारा गया। 

दुर्रानी-अब्दालीवंशका दूसरा नाम । जब प्रफगानिस्तानके 
सुल्तान अहमदशाह (१७४७-७३ ई०)ने नादिरशाहकी 
हत्याके पश्चात्‌ शासन-भार ग्रहण किया, उसने गद्दीपर 
- बैठते ही दुरे-ये-दुर्रनकी पदवी धारण की । तभीसे अब्दाली 
खानदानको दुर्रानी' कहा जाने लगा । 

डुलंभराय-तवाब सिराजुद्दोला (दे०)का विश्वासधाती 
सेनापतिं, जिसने मीर जाफरके सहयोगसे अपने स्वामीके 
विरुद्ध अंग्रेजोंसे साँठगाँठ की । उसने और मीर जाफरने 
अंग्रेजोंसे १० जून १७५७ fo को एक गुप्त संधि की । 
इसका फल यह हुआ कि २३ जून १७५७ ई० को जब सिरा- 


20% 


बुलंभवर्धन-देवपाल ae 





जुद्दौला और पंग्रेजोंके बीच विख्यात पलासी-युद्ध हुआ, 
दुलंभराय और मी र जाफरने लड़ाईमें कोई भाग नहीं लिया । 
इस प्रकार सिराजुद्दौला पराजित हुआ । 

दु्लभवर्धन-सातवीं शताब्दी fo में कश्मीरके wale बंशका 
प्रवतेक । इस वंशने 5५५ So तक कश्मी रपर शासन किया। 
इसके बाद उत्पलवंशका शासन स्थापित हुआ । कर्कोट- 
ane प्रसिद्ध राजाओंमें ललितादित्य (दे०) तथा जयापीड 
विनयादित्य (दे०)का नाम लिया जाता है। 

देरोज़ियो, art af विवियन-एक gine भारतीय 
परिवारमें wt १८०६ ई०में कलकत्तामें पैदा हुआ | उसने 
अपने पिताके कार्यालयमें vata हैंसियतसे कार्य आरम्भ 
किया | बादमें ag अ्रध्यापक और पत्चनकार बन गया। 
१८२६ ई० में ag कलकत्ताके हिन्दू कालेजमें wears 
नियुक्त हुआ, fag अप्रैल १८३१ ई० में उसे इस्तीफा 
देनेके लिए बाध्य किया गया । इन पाँच वर्षोके अध्यापन 
कालमें हिन्दू कालेजके छात्रोंपर उसका असाधारण 
प्रभाव जम TAT | इन छात्रोंके माध्यमसे बंगालके नौ- 
जवानोंकों भी उसने प्रभावित किया, जिनमें भ्रधिकांश 
स्वतंत्र चितक बन गये और “युवा बंगाल के नामसे पुकारे 
जाने लगे | ये लोग अपने विचारोंमें बहुत उग्र थे और 
हिन्दू समाज और धर्मकी उन सभी बातोंकी श्रालोचना करते 
थे जो उन्हें असंगत जोन पड़ती थीं। इससे सारे देशमें 
हलचल मच गयी। कट्टर हिन्दुओंने इन युवकोंका तीत्र 
विरोध किया । नतीजा यह gat कि देरोज़ियोको हिन्दू 
कालेजसे त्यागपत्न देनेके लिए बाध्य कर दिया गया। 
तत्पश्चात्‌ देरोजियो बहुत कम दिन यहाँ रहा, लेकिन 
आधुनिक बंगालके इतिहासपर उसने अपनी अ्रमिट छाप 
छोड़ी । उसकी शिक्षाओंने आधुनिक विचारोंके ऐसे 
युवकोंक। समूह खड़ा कर दिया जो विचारोंमें प्रगतिशील 
थे और जिन्होंने न केवल धार्मिक कट्टरताका विरोध किया, 
वरन्‌ बादमें प्रशासनके विरुद्ध भी आवाज उठायी। 
शायदे ही कभी किसी अ्रध्यापकने इतने कम समयमें अपने 
छात्रोंपर ऐसा व्यापक प्रभाव प्रदर्शित किया हो । (eto 
एडवर्ड स कृत देरोज्षियोका जीवन ) 

देवगढ़-उत्तर प्रदेशके झाँसी जिलेमें स्थित, जहाँ गुप्तकाल 
(३००-४५० ई०)के अनेक सुन्दर मंदिर विद्यमान हैं। 
यहाँके दशावतार मंदिरमें शिव, विष्णु तथा अन्य देवी- 
देवताओरोंकी अत्यंत कलापूर्ण मूर्तियाँ मिलती हैं, जो मुसल- 
भानोंकी तोड़फोड़से बच गयीं । 

देवगाँवकी संधि-१७ दिसम्बर १८०३ ई० को रघुजी भोंसले 
और अंग्रेजोंके बीच हुई। द्वितीआ मराठायुद्ध (दे०)के 


२०६ 





दौरान आरगाँवकी लड़ाई (नवम्बर १८०३) में श्रंग्रेजोंने 
भोंसलेको पराजित किया था, उसीके फलस्वरूप उक्त 
संधि हुई । इसके अनुसार बरारके भोंसला राजाने अंग्रेजोंको 
कटकका प्रांत दे दिया, जिसमें बालासोरके अलावा वरदा 
नदीके पश्चिमका समस्त भाग शामिल था। उसे अपनी 
राजधानी नागपुरमें ब्रिटिश रेजीडेण्ट रखनेकें लिए मजबूर 
होना पड़ा । उसने निजाम अथवा पेशवाके साथ होनेवाले 
किसी भी झगड़ेमें अ्ंग्रेजोंको पंच बनाना स्वीकार किया और 
यह वायदा किया कि वह अपने यहाँ कम्पती सरकारकी 
अनुमतिके बिना किसीभी यूरोपीय अथवा अमेरिकीको 
नौकरी नहीं देगा। व्यावहारिक दृष्टिकोणसे इस संधिने 
भोंसलेको अंग्रेजोंका आश्चित बना दिया । 

देवगिरि-देखिये, दौलताबाद' । 

देवगुप्त-तीन विभिन्न वंशोंके तीन राजाप्रोंका नाम । 
wane: गुप्तवंशके तृतीय wee समुद्रगुप्त (लगभग 
३२०-५६० ई० )के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीयका ae एक नाम 
था। उसे देवगुप्त प्रंथम कहा जाता है । दूसरा मालवाके 
गुप्त राजाका भी यह नाम था, जिसने सम्राट्‌ हर्षवर्धनके 
बहनोई मौखरि नरेश गृहवर्मा (दे०)को लगभग ६०६ ई० 
में पराजित कर मार डाला । मालवाके इस राजाको देव- 
गुप्त द्वितीयके नामसे याद किया जाता है । तीसरा देवगुप्त 
मगधके राजा आदित्यसेनका पुत्र एवं उत्तराधिकारी था 
जिसने हवर्धनकी मृत्यु (६४७ ई० ) के बाद पुनः गुप्तवंशकी 
स्थापना की atl ag देवगुप्त तृतीयके नामसे जाना 
जाता है। सम्भवतः वह सम्पूर्ण उत्तर भारतपर शासन 
करता था। उसे चालुक्य नरेश विनयादित्यने पराजित 
किया, जिसने ६८० ई० तक राज्य किया। (बनर्जी० 
पृष्ठ ५५४, ६०७, ६१०) । 

देववत्त-बौद्ध was vata गौतम बुद्धका चचेरा ATE | 
उसने बौद्ध धर्मको त्यागकर एक नये मतका प्रवर्तत किया, 
जो गुप्तकाल (चतुर्थ शताब्दी ईसवी) तक वर्तमान रहा । 

देवपाल (लगभग ८१०-५० ई०)-बंगाल और बिहारपर 
शासन करनेवाले पालवंश (दे०)का तृतीय राजा और 
धर्मपालका पुत्र । उसने लगभग ३४ वर्ष तक शासन 
किया । उसके कालमें पालवंशकी शक्ति भ्रपनी चरम 
सीमापर पहुँच गयी at आसामसे लेकर कश्मीरकी 
सीमा तक और .हिमालयसे विन्ध्य पर्वत तक सम्पूर्ण उत्तर- 
भारतपर उसका आधिपत्य था। जावाके शैलेन्द्रवंशके 
राजा बालपुत्रदेवका दूतमंडल उसके दरबारमें TAT AT | 
शैलेन्द्र राजाने नालंदामें एक बिहारका निर्माण कराया था 
और देवपालने उसके अनुरोधपर पाँच गाँवोंका दान किया 


र१० RO 


देवपाल-दोआब 





था। राजा देवपाल भी ate धर्म तथा नालंदा बिहार- 
का महान्‌ संरक्षक था, जो उन दिनों बौद्ध शिक्षाका बहुत 
बड़ा केन्द्र था। (ढाका fat ars बंगाल, खण्ड १, 
पृष्ठ ११६ एफ-एफ० ) 

देवपाल-कन्नौजके प्रतिहारवंशका राजा, जिसने लगभग 
€४०से ६५५ ई० तक शासन किया। इसीके कालमें 
प्रतिहारोंकी शक्ति क्षीण होने लगी । चंदेल राजा यशो- 
वमने उसे पराजित किया ate उसे विष्णुकी बहुमूल्य 
एक मूर्ति समपित करनेके लिए बाध्य किया, जिसे फिर 
खजुराहोके मंदिरमें प्रतिष्ठित किया गया । 

देवभूति' (अथवा देवभूमि )-मगधके शुंगवंश (Fo) (लगभग 
१८४ fo Go से ७३ ई० Go) का अंतिम राजा । बह 
चरित्रहीन और दुराचारी था, फलत: उसके ब्राह्मण 
मंत्री वासुदेवने लगभग ७३ GoTo में उसे मारकर कण्व- 
ama शासन स्थापित किया | 

देवराय प्रथम-(लगभग १४०६-८२) विजयनगर (दे०)के 
प्रथम राजवंशका तृतीय शासक | उसके सिहासनाहूद 
होनेपर विवाद उठ खड़ा हुआ, जिससे उसकी स्थिति 
बहुत कमजोर हो गयी | बहमनी सुल्तान HUT (दे०)ने 
इसका लाभ उठाते हुए विजयनगरपर हमल। कर राजधानी- 
पर कुछ समयके लिए अधिकार कर लिया। देवरायने 
विवश होकर उससे संधि की जिसके अनुस।र उसने सुल्तान- 
को कर देनेका वायदा किया और उसके साथ अ्रपनी लड़की - 
का विवाह कर दिया । 

देवराय द्वितीय (१४२५-४६ )-विजयनगरके प्रथम राज- 
ame छठा शासक । उसने राज्यकी उत्तरी सीमा पुनः 
कृष्णा नदी तक ले जाकर केरलपर अपनी प्रभूता स्थापित 
की | बहमनी सुल्तान अ्रहमद (दे०) ने उसके समयमें 
ही विजयनगरपर आक्रमण किया और सारे प्रजावर्गको 
भीषण अत्याचारोंसे संत्रस्त कर start लेकिन जान 
पड़ता है कि इस आक्रमणके बाद विजयनगरने पुनः अपना 
पूर्व वैभव प्राप्त कर लिया, क्‍योंकि इटालियन यात्री 
निकोलो कोण्टीने, जिसने १४२० ई० में विजयनगरकी 
यात्रा की थी और फारसके यात्री अब्दुरंज्जाकने, जिसने 
१४४३ ई० में विजयनगरका भ्रमण किया था, अपने यात्रा- 
विवरणोंमें इस राज्यके ऐश्वर्य और वैभवका वर्णन किया है। 

देवराष्ट्र-एक प्रदेश, जिसके राजा कुबेरको Tare समुद्र- 
गुप्त (दे०) (लगभग ३३० से ३७५ ई०)ने अपने 
दक्षिणापथ अभियानमें पराजित करनेके बाद उसके 
अपहृत राज्यकों उसे लौटा दिया। इतिहासकार स्मिथके 
अनुसार यह राज्य महाराष्ट्र प्रदेशमें था किन्तु नयी खोजोंके 


अनुसार यह भारतके पूर्वीतटपर विजगापट्टम जिलेमें स्थित 
था। (स्मिथ० पृष्ठ ३०१, डुबरनिल० पृष्ठ १६०) | 

देवाक-समुद्रगुप्त (लगभग ३३०-३८० ई०)के प्रयाग 
अभिलेखमें वर्णित on seta राज्य, जिसका राजा समतट 
(पूर्वी बंगालका एक भाग) तथा कामरूप (To असम ) की 
भाँति गुप्त THER करद था। देवाक राज्य कहाँपर 
स्थित था, यह ait तक निश्चित नहीं हो पाया है। 
maa: यह पूर्वी बंगाल या पश्चिमी झसाममें स्थित 
vat होगा । 

देवानाम्‌पिय faca-fagadia (श्रीलंका )का राजा, जो 
ae अ्शोकका समकालीन था। AAT अपने भाई 
अ्रथवः पुत्र महेन्द्रको इसी राजके दरबारमें मजा था जिसने 
बादमें बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया । 

देवानाम्‌पिय पियदस्सी- (संस्कृत रूप देवानाम्‌ प्रिय प्रियदर्शी ) 
तृतीय मौर्य राम्राट्‌ अशोककी उपाधि, जिसका उल्लेख 
अनेक शिललेखोंमें हुआ है । केवल मास्कीके शिलालेखमें 
उसे देवानामपिय अशोक सम्बोधित क्रिया गया है। इस 
उपाधिका अर्थ है देवोंका प्रिय जो सभीके कल्याणकी कामना 
करता हैं। (एस० भट्टाचार्य कृत 'सेलेक्ट अशोकन इपी- 
ara’) | 

देवी-चन्द्र गुप्तम्‌-संस्कृतका एक लुप्त नाटक, जिसके कतिपय 
अंशोंकी खोज हाल हीमें हुई है । इसका लेखक विशाखदत्त 
(दे०) माना जाता है । इस नाटकका कथानक चद्धगुप्त 
द्वितीयके बड़े भाई रामगुप्तके राज्यकालसे सम्बन्धित है, 
जो कायर तथा कुलकलंक था । जब वह अंतिम शकक्षत्रप 
रुद्रसिहके आक्रमणसे भयभीत होकर उसे अपनी भार्याकों 
भेंट करनेको प्रस्तुत हो गया, तो उसके कनिष्ठ भ्राता चंद्र- 
गुप्त द्वितीयने, शकराजकी हत्या करके कुलगौरवकी रक्षा 
की । इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीयने बड़े भाईका भी वध 
कर डाला और उसकी भार्यासे स्वयं विवाह कर लिया । 
इस arene विदित होता है कि गुप्तराजवंशमें समुद्र 
गुप्त (दे०) और चंद्रगुप्त द्वितीय (दे०)के बीच रामगुप्त 
भी सिहासनारूढ़ हुआ ari (go To १६२३, Jo 
१८१ नोट) 

दोआब-उत्तर भारतमें गंगा AIT यमुनाके बीच तथा दक्षिण 
भारतमें कृष्णा और तुंगभद्वाके बीचके ऐसे क्षेत्र, जो भारतके 
सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग माने जाते हैं । इन क्षेत्रोंपर 
अधिकार करनेके लिए आसपासके राजा बराबर प्रयत्न- 
afta रहते थे। facet सुल्तान गंगा और यमुनाके 
दोझाबपर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके इच्छुक रहते थे । 
यह crore बहुधा दिल्लीपर शासन करनेवालोंके ही हाथमें 









Qt 


दोनाबूका qz-dlaa ua शिन्दे 


२११ 





रहता रहा हैं। कुछ समयके लिए fess नेतृत्वमें मर/ठों- 
का भी अधिकार इसपर रहा । १८०३ ई० Hag ब्रिटिश 
सरकारके हाथमें AAT | FOOT और तुंगभद्राके बीचके 
aay wage sara भी कहते हैं। बहमनी सुल्तानों 
और विजयनगरके हिन्दू राजाओ्रोंके बीच इस दोग्आाबपर 
कब्जेके लिए बराबर aa होता रहा। इस spray 
रायचूर तथा मुदगल नामके दो किले हैं। १५६५ CoH 
विजयनगरके ध्वंसके पश्चात्‌ रायचूर दोआब बीजापुरके 
सुल्तानके अधीन हुआ, और बादमें क्रमशः मुगल सम्राटों 
और अंग्रेज सरकारके कब्जेमें आया | 
दोनाबूका युद्ध-प्रथम बर्मा-युद्धेके दौरान (fo) aia 
१८२४ ई०में हुआ । इस युद्धमें अंग्रेजोंने बरमियोंकों परा- 
जित कर दिया। बर्माका सेनापति बंधुल मारा गया। 
दोस्त अली-कर्नाटकका नवाब, जो हैदराबादके निजामकी 
अधीनतामें था। १७४३ ई० में मराठोंने कर्नाटकपर 
हमला कर दिया | दोस्त अली पराजित हुआ और मारा 
गया। मराठे उसके दामाद चंदा साहब (दे०)को बंदी 
बनाकर अपने साथ ले गये । चंदा साहबने ATT TAHT 
कर्नाटकके परवर्ती इतिहासमें महत्त्वपूर्ण भूमिका भ्रदा की । 
दोस्त मुहम्मद खां-अफगानिस्त/नका अ्रमी र, जिसने १८२६से 
१८६३ ई० तक शासन किया | जब १८३६ ई० में रूसके 
इशारेपर फारसने हेरातपर हमला करनेकी धमकी दी, 
दोस्त मुहम्मद ait ब्रिटिश भारतीय सरकारसे मैत्रीके 
लिए यह शर्ते रखी कि वह अ्मीरको पंजाबके महाराज 
रणजीतसिंहसे पेशावर वापस लेनेमें मदद दे। चूंकि 
ब्रिटिश भारतीय सरकारने इस शर्तपर अ्रमीरको मदद 
देनेसे इनकार कर दिया, अतएवं अमीरने १८३७ Fo 
अपने दरबारमें रूसके राजदृतको आमंत्रित किया। 
भारतका गवर्नर-जनरल लार्ड आकलैण्ड इससे- कुपित हो 
गया और उसकी नीतिकी चरम परिणति १८३८ ई० में 
ब्रिटिश-अफगान-युद्ध (दे०)में हुई जो १८४४२ ई० तक 
wal) Fae दौरान दोस्त मुहम्मद खाँने १८४० ई० में 
आत्म-समर्पण कर दिया और अंग्रेज उसे बंदी बना कर 
कलकत्ता ले गये। १८४२ fo am ब्रिटिश-भारतीय 
सेनाको २० हजार आदमी गँवाक़र तथा लगभग VY करोड़ 
रुपया बर्बाद करके अफगानिस्तानसे लौट war पड़ा । 
इसके बाद दोस्त मुहम्मद खाँको रिहा कर अफगानिस्तान 
भेज दिया गया । वहाँ ag फिरसे अ्रमीरकी गद्दीपर बैठा 
और एक स्वतन्त्र शासक की भाँति १८६३ ई० तक जीवित 
रहा । १८५५५ तथा १५५७ ई० में उसने ब्रिटिश सरकारसे 
दो संधियाँ कीं। अमीरने ईमानदारीसे इन संधियोंका 


पालन किया और १८५७-५८ ई० के भारतीय स्वतन्त्रता 
array कुचलनेमें अंग्रेजोंकी पूरी मदद की । 

दौराईका युद्ध-अंतिम युद्ध था जो दारा (दे०) और औरंग- 
saat सेनाओोंके बीच हुआ । यह युद्ध अ्जमेरके दक्षिण में 
एक पहाड़ी ath बीच हुआ था जो तीन दिन (१२-१४ 
अप्रैल १६२६ ई०) तक चला | इस युद्धमें दाराकी पूर्ण 
पराजय हुई और वह भाग निकला। | wat वह पकड़ा 
गया और औरंगजेबने धर्मद्रोहता श्रारोप लगाकर उसे 
मुत्युदण्ड दिया । 

दौलत खाँ-जब फा रसके शाह श्रब्बासने दिसम्बर १६४८ fo 7 
कन्धारपर आक्रमण किया, उस समय वहाँका मुगल 
हाकिम । दौलत खाँ किलेकी रक्षा न कर सका, फलतः 
फरवरी १६४६ ई० में कन्धार फारसके अधिकारमें चला 
गया । 

दौलत खाँ लोदी-पन्द्रहवीं शताब्दीके आरम्भमें दिल्‍लीका 
एक मुख्य wT | उस समय सुल्तान मुहम्मद तुगलक 
(दे०)की मृत्युके फलस्वरूप तुगलकवंशका अंत हो चुका 
था। दिल्लीके अमीरोंने दौलत खाँ लोदीको गद्दीपर बिठा 
दिया। लेकिन वह कुछ ही महीनों तक सुल्तान रहा, 
क्योंकि fact at (दे०)ने मार्च १४१४ ई० में उसे TAA 
उतार दिया। fas खाँने स्वयं गद्दीपर बैठकर सैयद 
वंश प्रचलित किया । 

दौलत खाँ लोदी-जिस समय दिल्लीमें इब्राहीम लोदी 
(१५१७-२६ ई०) शासन कर रहा था, उस समय 
पंजाबका हाकिम । वह स्वाभिमानी प्रकृतिका था और 
अपने Tat साथ दुर्व्यवहार किये जानेके कारण सुल्तान 
इब्राहीमसे बहुत नाराज हो गया था । दौलत खाँने सुल्तानके 
चाचा आलम खाँसे मिलकर अफगानिस्तानके शासक 
बाबरकों भारतपर आक्रमण करनेके लिए आमंत्रित किया । 
दौलत खाँने आशा की थी कि बाबर भारत awe लूट- 
We करनेके पश्चात्‌ वापस चला जायगा। बाबरने जब 
१५२४ fo में लाहौरपर भ्रधिकार कर लिया और अफ- 
गानिस्तान वापस जानेकी इच्छा नहीं की, तो आलम खाँने 
अपना समर्थन वापस ले लिया। फलतः उस समय तो 
बाबर अफगानिस्तान वापस चला गया, लेकिन १५३६ Fo 
में उसने पुनः आक्रमण किया और भारतमें मुगल साम्राज्यकी 
नींव डाली । इस बार दौलत खाँ लोदीको भी बाबरकी 
अधीनता स्वीकार करनी पड़ी । 

दौलत राव शिन्दे-महादजी fired (दे०)के भाई तुकोजीका 
Gat | १७६४ ई० में महादजीके मरनेपर ग्वालियरका 
अधिपति बना । गद्दीपर बैठनेके समय दौलतराव युवक 


२११ le 


दौलत राव शिन्दे-दौलताबाद 





था। उसने १८२७ ई० में अ्रप़नी मृत्यु Tag शासन किया | 
उसका राज्य बहुत बड़ा, उत्तरसे लेकर दक्षिण तक फैला 
हुआ था । उसके पास विशाल सेना थी, जिसको फ्रांसीसी 
अफसर द-ब्वाज्य (दे०)ने प्रशिक्षित किया था और 
उस समय एक अन्य फ्रांसीसी अफसर पेरों उसका कमांडर 
था। दौलतराव पूनाके पेशवाकों अपनी मुट्ठीमें करना 
चाहता था, लेकिन इंदौरका जसबंतराव होल्कर (Fo) 
इस मामलेमें उसका मुख्य प्रतिद्वन्द्दी था। इसके अलावा 
पेशवका मुख्यमंत्री नाना फड़नवीस भी इसमें बाधक था । 
लेकिन १५०० ई० में नानाकी मृत्यु हो गयी । दौलतराव 
Tea पूनामें अपनी धाक जमानेका प्रयास करने लगा | 
होल्करने उसका विरोध किया, waa: पूनाके परकोटेके 
बाहर ही अक्तूबर १८०२० में दोनोंके बीच युद्ध हुआ | 
पेशव। बाजीराव द्वितीय डरकर भाग खड़ा हुआ | उसने 
अंग्रेजोंकी शरण लेकर उनसे बसईकी संधि (दे०)की 
जिसके अनुसार अंग्रेजोंने पेशवाको पूनाकी गद्दीपर बैठानेका 
वायदा किया और बदलेमें पेशवाने अपने खर्चपर पूनामें 
अंग्रेज पलटन. waar स्वीकार किया। अंग्रेजोंने मई 
१८०३ ई० में पेशवाको पुनः गद्दीयर बैठा दिया | लेकिन 
fare, gems और भोंसले (Fo) सभीने बसईकी संधिका 
विरोध किया, क्योंकि उससे मराठोंकी स्वाधीनता समाप्त 
हो जाती थी । 

HAT: १८०३० में द्वितीय मराठा-युद्ध हुआ | दौलतराब 
शिन्देकी सेन। यद्यपि यूरोपीय पद्धतिसे प्रशिक्षित थी तथापि 
वह असई, आरगाँव और लासवाड़ीके युद्धोंमें बुरी तरह 
पराजित हुई । दौलतरावके फ्रांसीसी सेनापति पेरोंने 
नौकरी छोड़ दी। दौलतरावको विवश होकर सुर्जी- 
अर्जुनगाँवकी संधि करनी पड़ी, जिसके agar उसने 
अपन दक्षिणका प्रदेश तथा गंगा-यमुन|के बीचका दोआब 
अंग्रेजोंको समपित कर दिया | दौलतराव इस पराजयसे 
बहुत AST हुआ | फलत: नवम्बर १८५०५ ई० में उसने 
अंग्रेजोंसे फिर युद्ध कर दिया । यद्यपि उसे विजय प्राप्त 
नहीं हुई, तथापि अंग्रेजोंने पहलेकी संधिकी शर्तोंको नरम 
कर दिया। अंग्रेजोंने चम्बल नदी fart तथा अंग्रेजी 
राज्यकी सीमा स्वीकार कर ली। दौलतराव oa भी 
अपने खोये हुए प्रदेशोंको वापस पानेके लिए लालायित 
था। उसने अंग्रेजी क्षेत्रमें लूटपाट करनेवाले पेंढारियोंको 
सहायता देना आरंभ किया । १८१७ ई० में are हेस्टिग्जने 
पेंढारियोंके दमनके लिए अभियान चलाया और दोलत- 
रावको नयी संधि करनेके लिए बाध्य किया, जिसके 
अ्नुसं।र दौलतैरावने पेंढारियोंको कोई सहायता न देनेका 


वायदा किया तथा अंग्रेजोंका यह अधिकार भी स्वीकार 
किया कि वे राजपूत राजाओंसे संधि कर सकते हैं। इस 
प्रकार दौलतखव अंग्रेजोंको कोई भी हानि पहुँचानेमें प्रसमर्थ 
हो गया। १५२७ ई० में जब उसकी मृत्यु हो गयी, तब भी 
उसके wea एक विशाल राज्य था, जिसकी राजधानी 
ग्वालियर ft 
दौलताबाद-दक्षिणके यादववंशी (दे०) राजाओ्रोंकी राज- 
art देवगिरिका सुल्तान मुहम्मद तुगलक द्वारा रखा 
गया नाम | यह गोंदावरी नदीकी उत्तरी घाटीमें स्थित है 
ओर भौगोलिक दृष्टिसे भारतका केन्द्रीय स्थल कहा जा 
सकता है। इस नगरने इतिहासमें बहुत बार उत्थान 
और पतन देखा । यह १३१८ fo तक यादवोंकी राजधानी 
रहा, १२६४ ई० में अलाउद्दीन खिलजीने इसे लूटा। 
बादमें खिलजीकी फौजोंने दुबारां १३१८ ई०में यादव 
राजा हरपाल देवकों पराजित कर मार डाला। उसकी 
मृत्युसे यादववंशका अंत हो गया और नगर दिल्ली 
सल्तनतके अंतर्गत Al Tar | बादमें जब सुल्तान मुहम्मद 
तुगलक गद्दीपर बैठा, उसे देवगिरिकी केन्द्रीय स्थिति बहुत 
पसंद आयी। उस समय मुहम्मद तुगलकका शासन 
पंजाबसे बंगाल तक तथा हिमालयसे लेकर कन्याकुमारी 
तक फैला हुआ था | 
सुल्तानने देवगिरिका नाम दौलताबाद रखा | उसने 
इस नगरमें बड़े-बड़े भवन और सड़कें बनकायीं । एक सड़क 
दौलताबादसे दिल्‍ली तक बनायी गयी। १३२७० में 
सुल्तान दिललीसे राजधानी हटाकर दौलताबाद ले गया । 
दिल्‍लीके नागरिकोंने दौलताबाद जाना पसंद नहीं किया । 
इस स्थानांतरणसे लाभ कुछ नहीं हुआ, उल्टे परेशानियाँ 
बढ़ गयीं ।॥ फलत: राजधानी पुनः दिल्‍ली ले आयी गयी | 
लेकिन इससे दौलताबादक। महत्त्व नहीं घटा । दक्षिणमें 
जब बहमनो राज्य टूटा, तब अहमदनगर राज्यमें दौलता- 
बादका गढ़ अत्यन्त शक्तिशाली माना जाता रहा। 
१६३१ ई० में सम्राट्‌ शाहजहाँ इस गढ़को सर न कर सका, 
और किलेदार फतेहखाँको घूस देकर ही उसपर कब्जा कर 
सका । मुगल शासनके अन्तर्गत भी दौलताबाद प्रशासनका 
मुख्य केन्द्र बना रहा | इसी नगरसे औरंगजेबने अपने 
दक्षिणी अभियानोंक। आयोजन किया। औरंगजेबके 
आदेशसे गोलकुण्डाका afar शासक अब्दुल हसन दौलता- 
बादके ही गढ़में कैद किया गया था। १७०७ ई० में बुरहान- 
पुरमें औरंगजेबकी मृत्यु होनेपर उसके शवको दौलताबादमें 
ही दफनाया गया। १७६० ई० में यह नगर मराठोंके 
अधिकारमें ot गया, लेकिन इसका पुराना नाम देवगिरि 


०२ | ३ 


ब्रषिड़ वेश-ह्ंध शासन, बंगालका 


२१३ 





पुनः प्रचलित न हो सका। श्राज भी यह दौलताबादके 
नामसे ही जान जाता है । 
व्रबिड़ (देश)-तमिलनाडुका प्राचीन नाम, अर्थात्‌ मद्राससे 
लेकर दक्षिणमें कन्याकुमारी तक दक्षिण भारतका भूभाग । 
द्रविड़ (निवासी )-भारतमें बसी हुई प्राचीनतम प्रजातियोंमें- 
से एक, जो पहले उत्तर और दक्षिण दोनों भागोंमें फैली 
हुई थी । कालांतरमें उत्तर भारतके द्रविड़ मेसोपोटामिया 
(वर्तमान ईराक ) की ओर चले गये और रास्तेमें बलूचिस्तान- 
में श्रपनी age शाखा छोड़ गये जो आज भी द्रविड़ भाषासे 
मिलती-जुलती बोली बोलते हैं। उत्तर भारतके द्रविड़ 
लोगोंको arate दक्षिणकी ओर aes दिया। आ्रार्योकी 
सभ्यतः और संस्कृति द्रविड़ोंके मुकाबले निचले दर्जेकी थी, 
लेकिन अच्छे योद्धा होनेके कारण उत्तर भारतमें अपनी 
सत्ता स्थाषित करनेमें वें सफल हो गये । 
उत्तरमें श्रायोॉके जम जानेके बावजूद दक्षिण भारतमें 
द्रविड़ लोगोंकी सत्ता शताब्दियोंतक कायम रही । इनकी 
सन्‍्तान आज भी दक्षिण भारतमें है जो तमिल, तेलुगु, 
कन्नड़ और मलयालम भाषाएँ बोलती है । इन भाषाओोंका 
मूल उद्भव संस्कृतसे नहीं हुआ है जो आर्योकी भाषा मानी 
जाती है। समय बीतनेके साथ द्रविड़ों और ara रक्तका 
सम्मिश्रण हुआ और इस समय दोनोंके बीचकां भेद लगभग 
लुप्त हौ गया है और दोनोंकी सभ्यता, संस्कृति और धर्ममें 
समन्वय स्थापित हो गया है। द्रविड़ लोगोंके देवी-देवता 
वैदिक धर्ममें शामिल हो गये & site उत्तर भारतमें उनकी 
पूजा उसी प्रकार होती है जैसे दक्षिण भारतमें । 
द्रौपदी-पंचालके राजा द्रुपदकी पुत्री, जिसे पाण्डुपुत्र अ्र्जुनने 
अपनी धनुविद्याका प्रदर्शन करके विजित किया था, लेकिन 
बादमें पाँचों पाण्डवोंके साथ उसका! विवाह हुआ | संस्कृतके 
प्रसिद्ध महाकाव्य 'महाभारत' की वह मुख्य नायिका है । 
द्वारसमुद्र-आधुनिक हैलबिड़का प्राचीन नाम । यह होयसल 
राजाप्रोंकी' राजधानी थी जो वर्तमान कर्नाटक क्षेत्रपर 
शासन करते थे। इस राजधानीकी स्थापना बिहिग 
(दे०)ने की, जो बादमें विष्णुवर्धन (लगभग ११११- 
१४ ई०)के नामसे विख्यात हुआ । ae नगर वैष्णव 
धर्मका केन्द्र बना। विख्यात वैष्णव संत रामानुजको 
विष्णुवर्धनकी ही संरक्षकता प्राप्त थी । इस राजाने कई 
भव्य विष्णुमंदिर बनवाये । द्वारसमुद्रमें rat विष्णुमंदिर, 
अपने सौंदर्य और कलाके लिए बहुत विख्यात हुआ । किसी 
समय द्वारसमुद्रका राज्य देवगिरि (Fo) तक फैला हुआ 
था । १३२६ ई० में सुल्तान मुहम्मद तुगलककी मुस्लिम 
सेनाने इस नगरकों लूट-पाटकर बरबाद कर STAT | 


ga शासन-पद्धति-सांविधानिक व्यवस्थाका एक रूप । 
ga शासनका सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कर्टिसने 
प्रतिपादित किया था जो बहुत दिनों तक ‘crave टेबिल का 
सम्पादक रहा | बादमें यह सिद्धान्त १६१६ ई० के भारतीय 
शासन विधानमें लागू किया गया जिसके अनुसार श्रान्तोंमें 
ge शासन स्थापित हुआ । इस पद्धतिके अनुसार प्रान्तोंमें 
शिक्षा, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, साव॑जनिक 
निर्माण, कृषि तथा सहकारिता aria विभागोंका प्रशासन 
मंत्रियोंको हस्तांतरित कर दिया गया । ये मंत्री प्रान्तीय 
विधानसभाके निर्वाचित सदस्य होते थे और विधानसभाके 
प्रति उत्तरदायी थे । दूसरी ओर राजस्व, कानून, न्याय, 
पुलिस, सिंचाई, श्रम तथा वित्त आदि विभागोंक प्रशासन 
गवर्नरकी एक्जीक्यूटिव कौंसिलके सदस्योंके लिए सुरक्षित 
रखा गया । ये सदस्य गवनेर द्वारा मवोनीत होते थे और 
उन्हींके प्रति उत्तरदायी होते थे, विधानसभाके प्रेति नहीं । 
अंग्रेज शासकोंके मतानुसार ge शासन-पद्धतिकी 
स्थापनाका मुख्य उद्देश्य भारतीयोंको क्रमिक रूपसे प्रशासन 
चलानेकी कलाका प्रशिक्षण देना था और यह एक प्रकारसे 
भारतीयोंकी प्रशासन-क्षमतापर आक्षेप था। इसके 
अलावा हस्तांतरित विभाग खर्चेवाले विभाग थे, जबकि 
सुरक्षित विभाग आमदनीवाले विभाग थे। इस 
प्रकारका विभागोंका बँटवारा मंत्रियोंक लिए परेशानी 
पैदा करनेवाला था, क्योंकि ऐसी स्थितिमें उन्हें ख्चेके लिए 
एक्जीक्यूटिव कौंसिलके सदस्योंका मुंह देखना पड़ता था | 
वास्तवमें यह da शासन-पद्धति एक प्रकारसे संक्रणकालीन 
शासन-पद्धति थी, जिसे भारतीयोंने पसन्द नहीं किया । 
लेकिन ब्रिटिश acer इस शासन-पद्धतिमें अधिक 
लाभ नजर आता था, क्योंकि अधिक महत्त्वपूर्ण विभाग 
एक्जीक्यूटिव कौंसिलके सदस्योंके हाथमें थे जो गवर्नरके 
प्रति उत्तरदायी थे । इस शासन-पद्धतिकी अ्लोकप्रियता 
तथा कार्यात्वयनमें कठिनाईके बावजूद इसे आगे चलकर 
१६३५ ई० के भारतीय शासन-विधानमें भी शामिल कर 
लिया गया। अर्थात्‌ Sexe भी द्वैध प्रशासन-पद्धति लागू 
करनेकी व्यवस्था की गयी, जबकि पहले यह केवल प्रान्तोंमें 
ang थी । लेकिन १६३५ ई० का नया शासन-विधान कभी 
पूर्णतया लागू नहीं किया जा सका, aa: BH ge शासन- 
पद्धति लागू नहीं हुई । जब स्वतन्त्र भारतका नया संविधान 
बना, पुराने शासन-विधाने और. de शासन-पद्धतिका 
स्वतः Het हो गया । 
ga शासन, बंगांलक्त-१७६५ fo की इलाहाबादकी 
संधि (दे०)के अंतर्गत बंगाल, बिहार झौर उड़ीस/में स्था- 





al 
av 


धंग-धरसेन 





faa उक्त संधिके फलस्वरूप एक ओर ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी और दूसरी ओर अवधके नवाब शुजाउद्दौला, 
बंगालके नवाब मीर कासिम और दिल्लीके सम्राट शाह- 
आलम द्वितीयके बीच युद्धका अन्त हो गया । ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीको बंगालकी दीवानी (दे०) सौंप दी गयी, श्र्थात्‌ 
कम्पनीको बंगालका दीवान (वित्तमंत्री तथा राजस्व 
संग्रहकर्त्ता) बेनां दिया गया, जबकि मी र जाफरके लड़के - 
को बंगालका नवाब मान लिया गया । यह तय गाया गया 
कि कम्पनी जो राजस्व वसूल करेगी, उसमेंसे २६ लाख 
रुपया सालाना सम्नाटूकों तथा ५२ लाख रुपया बंगालके 
नवाबको शासन चलानेके लिए दिया जायगा तथा शेष भाग 
कम्पनी श्रपने पास रखेगी। इस प्रकार बंगाल, बिहार 
और उड़ीसामें दोहरे शासनका आविर्भाव हुआ । 

इसके अंतर्गत कम्पनी राजस्व वसूलनेके लिए तथा 
नवाब शासन चलानेके लिए जिम्मेदार हुए। दोनोंने ही 
सम्रादूकी अ्रधीनत। स्वीकार की और स म्राट्को भी राजस्व- 
का कुछ भाग मिलने: लगा जो बहुत वर्षोंसे बंद हो गया था । 
इस दोहरे शासनसे कम्पनीकी अ्रसंगत स्थितिका at sit 
हो गया, किन्तु शासन-व्यवस्थामें कोई सुधार न हो सका | 

दूसरी ओर नवाबसे वित्तीय प्रबंध ले लिये जाने और 
उसपर शांति एवं व्यवस्था तथा कम्पनीके कर्मचारियोंकी 
घूसखोरीकी प्रवृत्तिको रोकनेकी जिम्मेदारी सौंप दिये 
जानेसे बंगालकी शासन-व्यवस्था बिगड़ने लगी; क्योंकि 
कम्पनीके कर्मचारी अपनेको मालिक समझते थे, उनपर 
नियंत्रण पा सकना बहुत कठिन था । गरीब जनता कम्पनी 
तथा नवाब दोनोंके oes अत्याचारोंसे त्राहि-त्राहि 
करने लगी | इसीका फल हुआ कि १७६६-७० ई० में 
भयंकर अकाल पड़ा जिससे बंगालकी एक-तिहाई आ्राबादी 
नष्ट हो गयी । इस दुखद घटनाने दोहरी शासन-पद्धतिकी 
बुराईको wat अधिक उजागर कर दिया। फलतः 
१७७२ ई० में इसे समाप्त कर दिया गया । 


a 
धंग- (लगभग &५०-&६)-मध्य भारतके. चंदेलवंशका 
सबसे अधिक शक्तिशाली राजा | उसने अपना साम्राज्य 
चारों दिशाओंमें फैलाया श्रौर काफी लम्बे अरसे तक 
शासन fear) उसने खजुराहोके कुछ सुन्दर मंदिर भी 
बनवाये तथा तत्कालीन राजनीतिमें सक्रिय भाग लिया । 


६६८६-६० ई०में वह पंजाबके राजा जयपाल (दे०) द्वारा 
संगठित भारतीय नरेशोंके महासंघमें शामिल हुआ और 
सबसे area मिलकर गजनीके सुबुक्तगीन (दे०)के हमलेका 
मुकाबला करनेको बढ़ा, लेकिन कुर्म घाटीके निकट 
युद्धमें संब राजाग्रोंके साथ धंगने भी हार खायी । राजा 
धंग सौ वर्ष तक जिया । जीवनके सौ वर्ष पूरे होनेपर 
उसने प्रयाग जाकर त्रिवेणीमें जलसमाधि ले ली । (एन० 
एस० बसु कृत “चंदेलोंका इतिहास') 

धनञ्जय-दक्षिण भारतके उत्तरी wate जिलेमें स्थित कुस्थल- 
पुरका राजा । प्रयागके स्तम्भलेखके अनुसार समुद्रगुप्त 
(चतुर्थ शताब्दी ) ने अपने दक्षिणी अभियानमें धनअजयको 
पराजित करने बाद उदारतापूर्वक मुक्त भी कर दिया । 

धन नंद-नंदवंशी राजाझोंमें afar, जो सिकन्दरके ग्राक्रमणके 
समय शासन करता था। प्राचीन Fact लेखकोंने उसका 
नाम अग्रमस अथवा जैण्ड्म्स लिखा है। इन लेखकोंके 
अनुसार धननंदके पास अ्रपार सम्पत्ति थी। पश्चिममें 
उसके साम्राज्यकी सीम। व्यास नदी तक थी । उसके पास 
विशाल सेना-थी, जिसमें २० हजार घुड़सवार, दो लाख 
पैदल, दो हजार रथ तथा तीन हजार हाथी थे। इस 
विशाल सेनासे मुकाबला होनेकी बात सुनकर ही सिकन्दरके 
सैनिकोंने आगे gaat ओर बढ़नेसे इनकार कर दिया । 
फलतं: सिकंदरको अपने देश वापस लौटना पड़ा । धननंद 
अत्याचारी राजा था और प्रजा उससे कुपित थी। चन्द्र- 
गुप्त मौर्य (Zo ) ने तक्षशिलाके स्नातक चाणक्यकी सहायतासे 
प्रजाके असंतोषका लाभ उठाकर मगधपर आक्रमण 
कर दिया और धननंदकों मार डाला तथा पाटलिपुत्नको 
राजधानी बनाकर मौर्यबंशको सत्तारूढ़ किया । 

धनाजी जादव-एक मराठा सरदार, जिसने १६५६ ई० में 
शम्भु जी (दे०) की पराजय ATR yeaa पश्चात्‌ मुगलोंके 
विरुद्ध मराठोंका संघर्ष पूरी शक्तिसे जारी रखा। उसने 
मुगलोंके विभिन्न क्षेत्रोंको बारी-बारीसे ter और मराठों- 
का स्वराज्यके लिए संघर्ष जारी रखा। १७०७ ई० में मु गलों- 
की mae साहुकी मुक्तिके पश्चात्‌ धनाजी मराठा सेनाका 
प्रधान बनाया गया । धनाजीकी मृत्यु हो जनेपर उसके 
स्थानपर उसका लड़का चंद्रसेन जादव सेनापति बनाया 
गया । 

धरसेन-पश्चिममें वल्लभीके मैत्रकबंश (दे०)के चार 
राजाझोंने यह नाम धारण किया। यह वंश गुप्त राजाओंके 
पतनके पश्चात्‌ राज्यश्रीसम्पन्न हुआ था। धरसेन प्रथमने 
सेनापतिकी उपाधि ग्रहण की, किन्तु ser तीनोंने राजकीय 
उपाधियाँ धारण की । धरसेन चतुर्थने ६४५ से ६४६ ई० 


ats 


धर्भटकी लड़ाई -भुवदेवी 





तक शासन किया । वह सम्राट्‌ हर्षवर्धनका दौहित था । 
उसने 'परमभट्टारक परमेश्वर चक्रवर्तीकी उपाधि धारण 
की dt वह अपने नाना हर्षवर्धनका उत्तराधिकारी भी 
बनना चाहता था, लेकिन उसे सफलता न मिली | उसके 
कार्यकलापोंके बारेमें श्रधिक जानकारी नहीं मिलती । 
weet लड़ाई-१५ WIT १६५८ fo को उज्जैनसे १४ 
मील दूर हुई | इस युद्धमें एक शोर बीमार सम्राट्‌ शाहजहाँ- 
की ओरसे दाराका पक्ष लेते हुए राजा जसवंतसिह तथा 
कासिम अलीकी फौजोंने तथा दूसरी ar विद्रोही 
औरंगजेब तथा मुरादकी फौज़ोंने भाग लिया । इस लड़ाईमें 
शाही फौज बुरी तरह परास्त हुई। औरंगज़ेबने विजयी 
होकर दिल्‍लीकी शोर तेज़ीसे प्रयाण किया । बह चम्बल 
नदी पारकर आगरासे पूर्व आठ मीलपर सामूगढ़ पहुँचा, 
जहाँ दाराके नेतृत्वमें wet फौजसे उसकी पुनः मुठभेड़ 
हुई। दारा पराजित होकर भाग खड़ा EAT 
धर्मपाल-बंगाल और बिहारके पालवंश (दे०)का द्वितीय 
राजा । उसने लगभग ७५२ से ७६४ Fo तक शासन 
. किया। वस्तुतः वह पालवंशकी कीतिका प्रतिष्ठापंक 
: था। बंगालके ate वह सबसे श्रधिक प्रतापी था। 
उसकी राजधानी पांटलिपुत्र थी, जहाँसे उसने बंगाल और 
बिहारकी सीमाओंके बाहर अनेक विंजय-यात्नाएँ at 1 
कुछ समयके लिए वह सम्पूर्ण उत्तरी भारतका श्रधिपति 
हो गया। उसने कन्नौजके राजा इन्द्रराजकों गद्दीसे 
उतारकर उसके स्थानपर चक्रायुधको बैठाया, जिसने 
उसका सामंत बनना स्वीकार कर लिया। धर्मपालको 
दो मोच्चोपर युद्ध करना पड़ा । उसने दक्षिणमें राष्ट्रकूटों 
(दे9)से लोहा लिया जिन्होंने उसे गंगा-यमुनाके दोझआाबसे 
पीछे खदेड़ दिया। उधर प्रतिहारों (दे०)ने कन्नौजसे 
उसके सामंत चक्रायुधको मार भगाया। राजा धर्मपाल 
बौद्धधर्मका उत्साही संरक्षक था, उसने विक्रमशिला 
(आधुनिक भागलपुर जिले) में सुप्रंसिद्ध विहार एवं विश्व- 
विद्यालयकी स्थापना की तथा राजशाही जिलेके पहाड़पुरके 
निकट सोमपुर विहार बनवाया। (ढाका हिस्ट्री आफ 
बंगाल, खण्ड एक) 
धर्मपाल-कामरूप (आसाम) में १०वीं शताब्दीके उत्तरा्डमें 
राजा ब्रह्मपाल द्वारा प्रवरतित वंशका सातवाँ राजा। 
धर्मपाल १२वीं शताब्दीमें हुआ । उसके शासनकी अवधि- 
का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। तीन आलेखोंमें उसके 
द्वारा ब्राह्मणोंकों दिये गये भूमिदानका उल्लेख मिलता 
है। वह सात्त्विक विचारोंका शासक थ्रा, wa: अपने 
भूमिदानके ग्रालेखोंमें धर्माचरणसे होनेवाले पुण्योंका उल्लेख 
अवश्य कराता था | सम्भवतः ae विष्णुक। उपासक- था । 


२१५ 





धर्मरत्न-मध्य एशियामें रहनेवाला एक भारतीय बौद्ध Parez, 
जो ६५ ई० में कश्यप मातंग (दे० )के साथ: चीन गया और 
वहाँके aa सम्राट्‌ मिंग-तीकी संरक्षकतामें लोयांगमें 
इवेताश्व विहारकी स्थापना की । इस प्रकार उसने चीनमें 
बौद्ध धर्मके प्रसारमें योगदान किया । 

धर्मशास्त्र-वेदोंके बाद धर्मशास्त्रोंको ही हिन्दुओंमें सबसे 
अधिक मान्यता प्राप्त है। धर्मशास्त्रोंमें वैदिक धर्मसूत्रोंके 
अतिरिक्त जिनमें उस युगकी सामाजिक रीति-तीति और 
विधि-विधानोंका विवरण है, मनुस्मृति आदि स्मृतियाँ 
भी शामिल की जाती हैं । 

धृतराष्ट्र-महाभारतकी HATH अनुसार Hirata पिता । 
इन्हीं कौरवोंके युद्ध अपने चचेरे भाई पाण्डवोंसे हुआ था । 
धृतराष्ट्र जन्मसे ही अ्ंधा था, अतएव ag हस्तिनापुरका 
औपचारिक राजा था और उसकी HA छोटा भाई TVS 
शासन चलाता AT पाण्डुके मरंनेके बाद कौरवों और 
पाण्डवोंमें उत्तराधिकारका विवाद चला, जिसके फल- 
स्वरूप कुरुक्षेत्रमें मह/भारत' युद्ध हुआ, जिसमें दुर्यधिनके 
नेतृत्वमें कौरवोंकी पराजय हुई और युधिष्ठिरके नेतृत्वमें 
पाण्डवोंकी विजय हुई । 

धीमान्‌-€वीं शताब्दी ई० सें बंगालके पाल राजाओंके समय- 
में एक सुप्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार। विख्यात 
तिब्बती इतिहासकार तारानाथने धीमान्‌ और उसके पुत्र 
विटोपालका उल्लेख अपनी पुस्तकमें किया है और उन्हें 
बंगालमें प्रस्तर-मूर्तिकला, ताम्र-मूर्तिकला तथा चित्रकलाकी 
पृथक्‌ शैलीका प्रवर्तक बताया है। 

धोयी-बंगालके राजा लक्ष्मणसेन (११७६-१२०५ ई०)के 
दरबारका कवि | उसने कालिदासके 'मेघदूत'के झ्नुकरण 
पर ‘Ganga’ काव्यकी रचना की, जिसमें राजकुमार 
लक्ष्मणसेनके अभियानका वर्णन है । 

धौली-उड़ीसकके पुरी जिलेमें स्थित, जहाँ भ्रशोकके चतुर्दश 
शिलालेखोंकी एक प्रति प्राप्त हुई है। जौगंढ़की भाँति 
यहाँ भी संख्या ११, १२ तथा १३ के लेख नहीं मिलते । 
उनके स्थानपर दो अन्य लेख मिले हैं, जो विशेषरूपसे 
कलिंगके लिए उत्कीर्ण कराये गये थे । 

प्रुष-मान्यखेटके राष्ट्रकूट वंशका चौथा राजा, जिसने 
लगभग oso से ७६३ ई० तक शासन किया । वह परात्रमी 
योद्धा था, जिसने भिन्नमालके गुर्जर राजा वत्सराज- 
को पराजित किया और उससे वे दोनों श्वेत छत्न छीन 
लिये जो इसके पहले गुर्जर नरेशने गौड़ नरेशसे छीने थे । 
राजा at लगभग ७७४ ई०में gers (दे०) नरेशको 
भी परास्त किया । 


प्रुबवेधो-आरंभमें, सम्राट समुद्रगुप्तके बड़े पुत्र रामगुप्तकी 


२१६ HNO 


भ्रुवभट्ट-तम्बूदी ब्राह्मण 





रानीं। बादमें जब समुद्रगुप्तके छोटे पुत्र चंद्रगुप्त (द्वितीय) 
विक्रमादित्य (३८० से ४१५ fo, दे०)ने रामग्रुप्तको 
मारकर गद्दी प्राप्त की तब उसने ध्रुवदेवीसे विवाह कर 
लिया । उससे कुमारगुप्त उत्पन्न हुआ, जिसने बादमें 
४१५ से ४५५ ई० तक शासन किया | 

श्रुवभट्ट-वल्लभीका राजा, जिसने कन्नौजके gare हर्षवर्धन 
(६०६-६४७ ई०) की पुत्नीसे विवाह किया । उसके मरने 

« पर उसके पुत्र धरसेन चतुर्थ (दे०)ने 'परमभट्टारक' 
की पदवी प्राप्त की । 


a 


नंबबंश-क! प्रवर्तन महापद्मनन्द (Zo) द्वारा लगभग ३६२ 
ई० go मंगधमें हुआ । इस वंशमें नौ शासक हुए, यथा 
wera और उसके आठ पुत्र, जिन्होंने बारी-बारीसे 
राज्य किया। विभिन्न प्रमाणोंके झ्राधारपरं उनका शासन 
काल १००, ४०, अथवा Yo वर्षोंका माना जाता है। 
केवल दो ही पीढ़ियोंके शासकोंके लिए १०० वर्षोका 
शासनकाल भत्यधिक जान पड़ता है । ४० वर्षोका शासन- 
काल उचित प्रतीत होता है। इस श्राधारपर मानना 
पड़ेगा कि ३२२ ई० पू० के आसपास HTT AM (दे० ) ने 
नंदवंशका नाश किया । नंदवंशके शासक शूद्र थे, फिर 
भी उन्होंने यथेष्ट शक्ति और धन संचय किया था । इस 
aah अंतिम शासकके पास, जिसे पुराणोंने warez और 
यूनानी इतिहासकारोंने अग्रमस waar जैण्ड्रमस लिखा है. 
अतुल कोष तथा एक विशाल सेना थी, जिसमें २०,००० 
अश्वारोही, २००,००० TAMA, २,००० रथ और ३,००० 
हाथी थे। यूनानी इतिहासकारोंने उसे प्राच्य देशके 
शासकके रूपमें उल्लिखित किया है। उसके राज्यकी 
सीमा व्यास नदी तक विस्तृत थी और उसकी शक्तिसे 
भयभीत होकर सिकन्दरके सैनिकोंने व्यास नदीसे आगे 
बढ़ना भ्रस्वीक/र कर दिया और सिकन्दरको वापस लौटना 
पड़ा । किन्तु नंदवंशका afer शासक धननन्द अत्यंत 
अलोकप्रिय था । चद्धगुप्त मौर्यनें चाणक्य भ्रथवा कौटिल्य 
नामक ब्राह्मणकी सहायतासे ३२२ Fo पृ० के निकट उसे 
'तथा नंदबंशक़ों नष्ट करके मौर्य वंशकी नींव डाली । 

नंदकुमार-एक बंगाली फौजदार, जो १७५७ fo में क्लाइव 
तथा वबाटसन द्वारा चन्द्रतंगरके फ्रांसीसियोंपर आक्रमण 
करनेके समय हुगलीमें नियुक्त था। नन्दकुमारके अधीन 


बंगालके नवाबकी एक बड़ी सैन्य टुकड़ी थी, जिसका 
प्रयोग वह अंग्रेजोंके श्राक्रमणके समय फ्रांसीसियोंकी 
रक्षाके लिए कंर सकता था। किन्तु उक्त आक्रमणके पूर्व 
नन्‍्दकुमार अपने अ्रधीनस्थ सैनिकोंको लेकर हुगलीसे दूर 
चला गया और भ्रंग्रेजोंने सरलृतासे चन्द्रनगरपर भ्रधिकार 
कर लिया। “ag स्पष्ट है कि इस प्रकारके आचरणके 
लिए नंदकुमारकों उत्कोच (घूस) दिया गया था।” 
पलासीके युद्धके उपरान्त वह नवाब AT जाफ़रका कृपा- 
qa at गया और १७६४ ई० में शाहआलमने उसको 
“महाराज की उपाधि प्रदान की । उसी साल वारेन हेस्टिग्स- 
को हटाकर नन्दकुमारकों वर्दवानकः कलक्टर नियुक्त 
किया गया ate इस कारण हेस्टिग्सने उसे कभी क्षमा नहीं 
किया । अगले ही वर्ष नन्‍्दकुमारकों बंगालका नायब 
सूबेदार नियुक्त किया गया, किन्तु शीघ्र ही उसे पदमुक्त 
कर वहां मुहम्मद्‌ रज़ा खांकी नियुक्ति की गयी । १७७२ 
ई० में तत्कालीन गवर्नर-जंनरल arta हेस्टिग्सने car 
ख़ांको हटा दिया तथा नन्दकुमारकी सहायतासे उसपर 
मुकदमा भी चलाया। किन्तु आरोप सिद्ध न हुए और 
तभीसे नन्‍्दकुमार और arta हेस्टिस्समें मतमेंद हो गया । 
मार्च १७७५ ई०में ननन्‍्दकुमारने वारेन हेस्टिग्सके 
विरुद्ध कलकत्ता कौंसिलके सम्मुख भ्रष्टाचार एवं घूसके 
गंभीर झ्रारोप' लगाये, किन्तु दूसरे ही महीने बारवेल 
(दे०) नामक कौंसिलके सदस्यने नन्‍्दकुमारके विरुद्ध 
षड्यंत्रका एक बाद प्रस्तुत कर दिया। ये दोनों वाद 
विचाराधीन ही थे कि Meare नामक एक व्यक्तिने 
नन्‍्दकुमारके विरुद्ध जालसाज़ीका एक और वाद प्रस्तुत 
कर दिया। इस अभियोगकी सुनवाई मई, १७७४ में 
प्रारंभ हुई और समस्त कार्यवाही, बड़ी शी घ्रतसे पूर्ण की 
गयी । नन्दकुमार दोषी सिद्ध किया गया और गवर्नर- 
जनरल वारेन हेस्टिग्सके मित्र तथा सुप्रीम कोर्टके जज 
सर एलिजा इम्पी (दे०)ने उसको फाँसीकी सजा दी। 
५ अगस्त १७७४ ई० को नन्‍्दकुमारको फांसी दे दी गयी । 
यद्यपि नन्‍्दकुमार निर्दोष तथा सच्चा देशभक्त न था, 
तथापि जालसाजीके अ्रारोपमें उसे प्राणदण्ड देन। एक प्रकारसे 
न्‍्यायकी हत्या करना था। (बेवरिज कृत महाराजा 
नंदकुमारका सुकदमा') 
नन्दिवर्धन-पुराणोंके अनुसार शिशुनागवंशके अंतिम शासक 
पंचमकके पूर्वे ममधका शासक। इसके संबंधमें कोई 
विवरण उपलब्ध नहीं है। 
नम्बूदी ब्राह्मण-इस वर्गक। निवास मलाबार ( केरल ) का भूभाग 
है। इन लोगोंने वैदिक परंपरा और कर्मकाण्डको विपरीत 
परिस्थितियोंमें भी श्रात्मत्यागपूर्वक सुरक्षित रखा है | भ्रपनी 


git 


सगरकोट-मरेन्‍्द्र-मण्डल 





विशिष्टताके कांरण इन्हीं लोगोंमेंसे बद्रीनाथ aria पवित्र 
मन्दिरोंके रावल (मुख्य पुजारी) नियुक्त किये जाते हैं । 

नगरकोट-आ्रधुनिक काँगड़ा, जो हिमाचल प्रदेशमें है । 
सुल्तान मुहम्मद तुगलक (दे०)ने १३३७ ई० में उसपर 
अधिकार कर लिया ar 

नजफ़ खाँ-देंखिये, मिर्जा नजफ़ ai’ । 

नजमुद्दौला-बंगालके नवाब मीर जाफ़रका द्वितीय पुत्र 
और उत्तराधिकारी । १७६६ ई० में मीर जाफ़रकी मृत्यु- 
के उपरान्त अंग्रेजोंने बड़े भाईके स्थानपर उसको इस 
शर्तपर गद्दीपर बैठाबा कि राज्यका संचालन कलकत्ता 
कौंसिल द्वारा चुने गये एक डिप्टी या उपशासक द्वारा 
होगा । कौंसिलने रजा खांको उपशासक चुना और इस 
प्रकार नजमुद्दौला केवल वाममात्रकाः शासक रह गया। 
१७६६ SoH उसका भत्ता कम करके ४१ लाख कर दिया 
गया, जो पुनः १७६६ई० में ३२ लख और १७७२ ई० में 
केवल १५ लाख कर fear गया, जो उसके पद और शक्तिके 
क्रमिक BAR सूचक है । 

नयपाल-विहार और बंगालकेः पालवंशीय शासक महीपाल 
(दे०)का पुत्र और उत्तराधिकारी। वह प्रालवंशका 
दसवाँ शासक AT और उसने लगभग १०३८ से १०५५ ई० 
तक राज्य किया । उसके राज्यकालमें दीर्घकाल तक 
कलचुरियों (दे०)से संघर्ष चलता रहा। पाल शासनका 
विघटन नथपालके राज्यकालसे हीं प्रारंभ हो गया था 
और पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी बंगाल उसके erate 
निकल गया था । उसके राज्यकालमें प्रसिद्ध बौद्ध faery 
अतिशा (दीपंकर श्रीज्ञान) ने तिब्बतके शासकोंके निमंत्रण- 
पर अपने शिष्यों सहित वहांकी यात्रा की । 

नरसा नायक-विजयनगरके सालुववंशके दूसरे श्रौर अन्तिम 
अल्पवयस्क शासक seats नरसिंहका संरक्षक | उसने उस 
बाल-शासकको एक प्रकारसे बन्दी बना लिया और शासन- 
संचालनकी THEA Meh अपने हाथोंमें ले ली। यह कार्य उसने 
इतनी चतुरता एवं कठोरतासे किया कि १५०३ ई० में 
उंसकी मृत्युके उपरान्त उसका पुत्र. वीर नरसिंह ही“ 
संरक्षक बन और वहीं १५०५ ई० में शासक बन बैठा I 

नरसिहयुप्त-सुविख्यात गरुप्तवंशका एक शासक, जिसने 

. बालादित्यका विरुद धारण किया था । वह सम्राट पुरुणुप्त 
(दे०)का पुक्त एवं उत्तराधिकारी था। उसका शासन- 
काल लगभग ४६७ ई० से ४७३ ई० तक माना जाता है। 
नरसिहगुप्त बौद्ध धर्मका कट्टर श्रनुयायी था श्रौर उससे 
नालन्दामें, जो उत्तरी भारतमें बौद्ध शिक्षाका विश्वविख्यात 
केन्द्र था, ईंटोंका एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसमें co 


२१७ 





ge ऊँची बुद्धकी ताम्रप्रतिमाकी स्थापना की गयी थी। 





विद्वानोंने बालादित्यकों ही हुए शासक सिहिरकुलका 
विजेता माना है, जिसकी सत्ता ४५३३-३४ fo H समाप्त 
कर दी गयी । ऊपर जो तिथियाँ दी गयी हैं, उनसे यह 
समीकरण सही नहीं प्रतीत होता । 

तर्रासहवर्मा-कांचीके विख्यात पल्‍लव सम्नाट्‌ महेन्द्रवर्मा 
(दे०)को पुत्र और उत्तराधिकारी। उसका उपनोम 
राजसिंह भी था। उसने लगभग ६३० fo से ६६८ Fo 
तक राज्य किया। नरसिंहवर्मा पललववंशका सबसे 
सफल एवं ख्यातिलब्ध शासक था। उसने ६४२ ई० में 
चालुक्यवंशके प्रतापी सम्राट्‌ पुलक्रेशी द्वितीयको पराजित 
कर मार डाला और चालुक्योंकी राजधानी बातापी 
(आधुनिक बादामी ) पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार 
उसने दक्षिण भारतमें पहलवोंकी सार्वभौम सत्ता स्थापित 
की । ६४० ई० में ह्य एनत्सांग नामक चीती यावी दक्षिण- 
में परिभ्रमण करते हुए उसकी राजधानी कांची गया था. 
और नरसिंहवर्माकी शक्ति एवं teed विशेषरूपस 
प्रभावित हुआ धा। नरसिहवर्माने vera कलामें एक 
नवीन शैलीका प्रचलन Fear जो राजसिंह शैलीके नामसे 
विख्यात है। उसने महाबलिपुरम्‌ (मामल्लपुर) में धर्म- 
राजरथका निर्माण कराया और कांचीका प्रसिद्ध कैलासनाथ 
मंदिर भी उसीके राज्यकालमें निर्मित हुआ । 

नरेन्द्रभाथ दत्त-देखिये, स्वामी विवेकानन्द' । 

भरेन्द्र-मण्डल-माण्टेगू-चेम्सफोर्ड रिपोर्टकी सिफारिशोंके 
अनुसार ८ फरवरी १६२१ ई० को शाही ऐलान द्वारा 
इसकी स्थापना हुई । भारतीय देशी रियासतोंके विभिन्न 
प्रतिनिधि, शासक इसके सदस्य थे। बाइंसराय इसका 
अध्यक्ष होता था और हर साल राजाओंमेंसे इसके चांसलर 
और प्रोचांसलरका चुनाव होता ari यह सिर्फ एक 
सलाहकार संस्था थी और इसे कार्यकारी श्रधिकार प्राप्त 
नहीं थे। वाइसराय इस dere उन सभी मामलोंमें 
परामर्श ले सकता था, जिनसे ब्रिटिश भारत और देशी 
रियासत, दोनोंका ही संबंध होता था। यह रियासतों 
और उनके शासकोंके आंतरिक मामलों या ब्रिटेनक्रे बाद- 
शाहसे उनके संबंधों, या रियासतोंके वतंमान अधिकारों 
या विवाह-संबंधोंमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और 
न उनकी कार्य-स्वतंत्रतापर अंकुश लगा सकता था। इस 
मण्डलकी स्थापनाका उद्देश्य देशी. रियासतोंको ब्रिटिश 
भारतीय सरकार तथा नयी राष्ट्रीय विचारधार/।के निकट 
संपर्कमें लाना ar) संस्था बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुई । 
परिस्थितियोंद्श इसकी उपयोगिता सिर्फ इतनी रही कि 


218 
45 


२ 


नवाज़ Gi, शाह-तागार्जुन 





उसने सम्पूर्ण भारतके लिए आजकी तरहकी संघीय सरकार- 
की स्थापनाके लिए रास्ता साफ कर दिया। 

नवाज्ञ @i, शाह-१६५८-५६ fo में मुगलोंकी ओरसे 
अहमदाबादका सूबेदार। सामूगढ़ (दे०)के Tak उप- 
UT जब शाहज़ादा दारा (Fo) भागकर अहमदाबाद 
ara तो उसने उसको शरण दी । नवाज़ खाँने दाराको 
सूरतपर प्रधिकार करनेमें इस आशयसे भी सहायता दी 
कि कदाचित्‌ वह पुनः अपना राज्य पानेमें समर्थ हो सके । 
किन्तु दारा अजमेर चला गया और नवाज खां द्वारा की 
गयी सहायता व्यर्थ सिद्ध हुई । 

नवाब aaite (अवधके )-देखिये, 'शुजाउद्दौला' | 

नसरतशाह-हुसैनशाहका सबसे बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी । 
उसने १५१८ से १५३३ ई० तक बंगालमें शासन किया । 
हुसैनशाहके १८ पुत्र थे और नसरतशाहने सभी के साथ 
अच्छा व्यवहार किया । उसने तिरहुत भी जीत लिया था 
और वह ललितकलाओं, वास्तुकला और साहित्यका पोषक 
था | उसने अपनी राजधानी गौड़में बड़ी सुनहली मसजिद 
और कदमरसूल नामक दो प्रसिद्ध मसजिदोंका निर्माण 
कराया | साथ ही उसने महाभारतका संस्कृतसे बंगलामें 
अनुवाद BAT | 

नसरत शाह-तुगलकवंश (दे०)का झाठवाँ सुल्तान | वह 
सुल्तान फीरोज तुगलकका dha था। उसे जनवरी 
१३६५ ई० में गद्दीपर बैठाया गया Fg ३ या ४ ही 
वर्ष नाममात्रका शासक रहनेके उपरांत उसकी SAT कर 
दी गयी | अपने शासनकालमें ag फिरोजाबादमें दरबार 
लगाता था, जबकि उसका प्रतिद्वन्द्री और चचेरा भाई 
महमूद तुगलक पुरानी feet शासन करता था। 
उसकी मृत्युसे महमूद तुगलक, तुगलकवंशका एकमात्र 
निविरोध प्रतिनिधि रह गया । 

एहपान-शकोंके क्षटरातवंशका एक प्रसिद्ध क्षत्रप, जिसने 
नासिक या उसके निकट राजधानी बनाकर महाराष्ट्र 
प्रदेशशर शासन किया। उसकी तिथिका निश्चयपूर्वक 
निर्धारण नहीं हो सका है, लेकिन उसके सिक्कों एवं अभि- 
लेखोंसे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसने दूसरी 
शताब्दीके प्रथम चतुर्थाशर्में राज्य किया । उसके राज्यमें 
पूना (पुणें), उत्तरी कोंकण, क्राठियावाड़ और मालवाके 
भूभाग तथा श्रजमेर सम्मिलित थे। कुछ लोग उसे ही 
wae LACH प्रवर्तक मानते हैं । 

नाग-नर्मदा नदीकी घाटीके मूल निवष्सी। उनके एक 
शासक गणपति नागका उल्लेख AARC प्रयाग स्तम्भ- 
लेखमें हुआ है । 


नागपुर-विदर्भ क्षेत्रक एक नंगर और ब्रिटिशकालीन 
मध्य-प्रदेशकी एक रियासत। अब यह महाराष्ट्र प्रदेशके 
अन्तर्गत है। पेशवा बाजीराव प्रथम (दे०)के कालमें 
रघुजी भोंसला द्वारा स्थापित राजवंशके शासकोंकी यह्‌ 
नगर राजधानी था। १७६१ ई० में पेशवा बालाजी 
बाजीराव (दे०)की मृत्युके उपरान्त नागपुरके भोंसला 
शासक प्रायः स्वतंत्र हो गये । परन्तु द्वितीय मराठा-युद्ध 
(दे०)में अंग्रेजों द्वारा पराजित होनेपर १८०३ ई० में 
उन्हें सहायक-सन्धि स्वीकार करनी पड़ी । १८५४ ई० में 
जब्तीके सिद्धांतके भ्रनुसारः इसे ब्रिटिश साम्राज्यमें सम्मि- 
लित कर लिया गया । 

array प्रथम-गुजेर प्रतीहार वंशका संस्थापक । साधारण- 
तया उसका काल आठवीं शताब्दी माना जाता है | सिन्ध- 
के अरबों और दक्षिणके चालुक्यों तथा राष्ट्रकूटोंके विरुद्ध 
वह अपने वंशकी सत्ता बनाये रखनेमें समर्थ रहा | 

नागभट्टू, द्वितीय-गुर्ज र प्रतिहार वंशका एक प्रारंभिक शासक | 
लगभग ८१६ ई० में उसने गंगाके मैदानपर आक्रमण करके 
कन्नौजपर अधिकार कर लिया और वहाँके शासकको 
सिहासनसे उतारकर कन्नौजको अपनी राजधानी बनाया । 
उपरान्त राष्ट्रकूट शासक गोविन्द तृतीय (दे०)के हाथों 
उसकी पराजय हुई | 

नागसेन-एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु एवं दार्शनिक। मेनेण्डर 
नामक यवन शासकको बौद्ध धर्मके सिद्धान्तोंसे परिचित 
करानेवाले विद्वानके रूपमें इसका उल्लेख “मिलिन्द-पज्हों' 
(मिलिन्दके प्रश्न) नामक Hat हुआ है । 

नागसेन-समुद्रगुप्त (दे० ) की प्रयाग-प्रशस्ति लेखमें उट्टंकित 
एक शासक । समुद्रगुप्तते उसे पराजित करके उसके 
राज्यकों अपने साम्राज्यमें मिला लिया। उसे पद्मावती 
(पदम पवाया) का शासक बताया गया है, जो ग्वालियर 
और झाँसीके बीच स्थित थी । 

नागा-लोग भारतके उत्तर-पूर्वी सीमा-प्रदेशमें रहते हैं । 
वे प्रारम्भमें बड़े ही ae थे और नर-मुण्डोंका शिकार 
करते थे । उनकी मांग है कि उनके निवास क्षेत्र नागालैण्ड- 
को स्वायत्त-शासन प्राप्त हो । (अब “नागालैंड' भारतीय 
संघका एक राज्य बन। दिया गया है ।-सं० ) 

नांगानन्द-एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक, जिसकी रचना सातवीं 
शतीमें सम्राट हर्षवर्धन (Zo) द्वारा की हुई मानी जाती है। 

नागार्जुन-एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, जिसका समय दूसरी 
शताब्दी ई० माना जाता है। कदाचित उसको सम्राट 
कनिष्क (दे०)का संरक्षण प्राप्त था। उसकी दो प्रसिद्ध 
कृतियाँ ‘agree’ और “मध्यमकारिका' है। 'सुहल्लेख' 


61% 


नागार्जुन-नानक 


२१६ 





में बौद्धधर्मके सिद्धान्तोंका संक्षिप्त वर्णन है और “मध्यम- 
BPH महायान सम्प्रदायका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
नागार्जुन-एक प्रख्यात हिन्दू रसायनशास्त्रका विद्वान । 
उसका समय सातवीं-झ्राठवीं शताब्दी माना जाता है। 
उसके प्रसिद्ध ग्रंथ 'रसरत्नाकर'में धातुप्रोंके संशोधन भर 
उनके गुण-दोषोंका निरूपण है, जिसमें पारेका उल्लेख 
(पारद प्रयोग) सबसे महत्त्वपूर्ण है। अरबोंने नागार्जुनके 
ग्रन्थोंसे ही रसायन-विद्याका विशेष ज्ञान प्राप्त किया था 
(देखिये-पी० सो० राय कृत हिन्दू रसायनशास्त्रका 
इतिहास', भाग दो) । 
नाट, जनरल सर विलियम (१७८२ से १८४५ fo तक)- 
ईस्ट इंडिया कम्पनीकी बंगाल सेनामें १८०० ई० में एक 
सैनिक पदाधिकारी होकर aati उसकी अ्रतिशीक्र 
पदोन्नति हुई और १८३६ ई० में उसे कंदहार स्थित ब्रिटिश 
सेनाओंका नेतृत्व सौंपा गया । आगे चलकर उसने ATA 
के आक्रमणोंसे कंदहारकी रक्षा की । मैकनाटन (दे०)की 
हत्याके उपरांत उसने बिना स्पष्ट आदेशके भारत लौटना 
. अस्वीकार कर दिया, किन्तु जब १८४२० के जुलाई मासमें 
‘are एलेनंबराने उसे अपने मनचाहे मार्गसे लौटनेकी 
अनुमति दी, तब उसने लौटनेके लिए जानबूझकर लम्बा 
मार्ग चुना । गजनी होता हुआ वह १७ सितम्बर १८४२ 
ई० को काबुल पहुँचा और ब्रिटिश सेनाओंकी शक्ति जताता 
हुआ जलालाबाद होकर भारत लौटा | इस प्रकार उसने 
अफगान-युद्धकी पराजयकों विजयका रूप दे दिया। 
उपरान्त उसकी नियुक्ति काबुलके रेजीडेण्टके रूपमें हुई 
और १८४४ Fo में उसने भारतीय सेवासे अवकाश लिया | 
नादिरशाह-१७३६ ई० में फ़ारसमें सिहासनारूढ़ हुआ। 
उसने १७३८० में काबुल और कन्दहारपर अधिकार कर 
लिया और १७३६ ई० के प्रारंभमें भारतवर्षपर आक्रमण 
कर दिया। तत्कालीन मुगल बादशाह मुहम्मदशाह 
(दे०) राजपूतोंका सहयोग उपलब्ध न कर सका। 
मुसलमान अमीरों और अ्धिक/रियोंमेंसे अ्रधिकांश नादिर- 
शाहके साथ Tata करते रहे। फलस्वरूप नादिरशाह्‌ 
निविरोध_ ल तक बढ़ आया और मुगल सेनाग्रोंको 
सरलतासे परास्त कर २० मार्च १७३६ ई०को उसने 
fect प्रवेश किया। पराजित मुगल बादशाहको 
उसका स्वागत करना पड़ा। उसके सैनिकोंने पहले 
कुछ दिनों तक दिल्लीमें कोई लूटमार नहीं की, 
परंतु उसके सैनिकोंपर जब हमले होने लगे तो उसने az 
होकर RAAT तथा प्रातः ATS बजेसे सायंकाल तक 
wrest लूटनेका झादेश दे दिया। मुगल-सम्राट्की 


मध्यस्थताके फलस्वरूप उसने नर-संहार एवं लूटमार बन्द 
करवा दी, किन्तु तब तक दिल्‍लीके ३०,००० नागरिक 
मारे जा चुके थे और नगरका अ्रधिकांश भाग जलाया जा 
चुका था । 
नादिरशाहने काबुल और सिन्धु नदीके पश्चिमका 
समस्त भूभाग अपने राज्यमें सम्मिलित कर लिया तथा 
मुहम्मदशाहको दिल्लीका aware बना रहने दिया। 
१६ मई १७३६ ई० को वह ३० करोड़ रुपये, बहुमूल्य 
रत्न, मोती, कोहेनूर (Fo) सहित असंख्य हीरे, set 
THA (दे०), १००० हाथी, wooo घोड़े, १०,००० 
Se, मुगल रनिवास (हरम)की बहुत-सी सुंदरियाँ, २०० 
कारीगर, १०० मिस्त्री एवं २०० बढ़ई लेकर तथा भारतको 
रक्तरंजित और पददलित छोड़कर स्वदेश लौट गया। 
वस्तुतः उसे इस आक्रमणमें YEH! इतना धन प्राप्त हुआ 
कि उसने फारसको ३ वर्ष तक कर-मुक्त रखा। किन्तु 
उसके प्रारब्धमें इस धनका उपभोग अधिक काल तक 
बदा न था। इसीलिए भारतसे लौटनेके आठ ही वर्ष 
बाद उसका मस्तिष्क विकृत हो गया और विक्षिप्त।वस्थामें 
उसके ही शिविरमें १७४७ ई० में छुरेसे उसकी हत्या कर 
दी गयी । 
नादिरा बेगम-बादशाह शाहजहाँके ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह- 
की पत्नी। सामूगढ़के युद्धोपरान्‍्त उसने दाराके साथ 
पलायन किया और उसके साथ ही समस्त दुःख एवं कष्ट 
BS । WATT: इस द/रुण दुःखको और अधिक सहन करनेमें 
असमर्थ होकर दादर जाते समय १६५६ ई० में उसकी 
मृत्यु हो गयी। उसकी मृत्युसे दाराकों गहरा आघात 
लगा | 
नानक-सिख धर्मके sada १४६६ fo में लाहौरके 
निकट तलवण्डी अ्रथवा भ्राधुतिक ननकाना साहिबमें welt 
परिवारमें वे उत्पन्न हुए । वे साधु स्वभावके धर्म-प्रचारक 
थे। उन्होंने अपना समस्त जीवन हिन्दू और इस्लाम धर्मकी 
उन भ्रच्छी बातोंके प्रचारमें लगाया, जो समस्त मानव 
समाजके लिए कल्याणकारी हैं। उनका ध्येयः धामिक 
झगड़ोंकों मिटाना था। उन्होंने विश्वमें एक दूसरेके 
प्रति उदारता एवं सहनशीलताका उपदेश दिया । उन्होंने 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरमें area रखनेकी शिक्षा दी तथा 
धामिक agar एवं अंधविश्वासक। विरोध किया । उन्होंने 
सभी मनुष्योंको जाति ate धर्मके भेदभावोंसे ऊपर उठाकर 
एक माना तथा अपने अनुयायियोंको इस अपवित्न संस/रमें 
पवित्न जीवन बितानेकी प्रेरणा दी। उन्होंने अ्रत्यधिक 
तपस्या तथा श्रत्यधिक सांसारिक भोगविलास, श्रहंभाव 


220 


२२० 


ताना फड़नथोस-ताभपंक्ति 





एवं झाडम्बर, स्वार्थपरता और असत्यभाषणसे दूर रहनेकी 
शिक्षा दीं। उन्होंने सभीकों अपने धर्मका उपदेश दिया, 
फलत: हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही उतके अनुयायी हों 
wr | उनके स्व॒रचित पवित्न पद तथा शिक्षाएँ ( बानियाँ) 
सिखोंके धर्मग्रंथ ‘aa साहिब में संकलित हैं । नानकदेवकी 
मृत्यु १५३६ Sot हुई । 

नाना फड़नवीस-एक मराठा राजनेता, जो पानीपत (Ze) के 
तृतीय aah ana पेशवाकी सेवामें नियुक्त था। वह 
युद्धभूमिसे जीवित लौट ara था | उपरान्त १७७३ ई० में 
नाराय . राव पेशवाकी हत्या कराकर उसके चाचा राघोबाने 
जब स्वयं गद्दी हथियानेका प्रयत्न किया तो उसने उसका 
विरोध किया। नाना फड़नवीसने नोरायणरावके 
मरणोपर,/न्त उत्पन्न YF ATARI नारामणकों १७७४० 
में पेशवाकी गद्दीपर बैठाकर राधोबाकी चाल विफल 
कर दी । नाना फड़नवीस ही अल्पवयस्क पेशवाक। मुख्य- 
मंत्री बनाझऔर १७७४से १८०० ई० में मृत्युपर्यन्‍्त मराठा 
राज्यका शासन-संचालन करता रहा । किन्तु उसकी स्थिति 
निष्कंटक न थी, क्योंकि wer मराठा सरदार, विशेषकर 
महादजी fare (दे०) उसके विरोधी थे । 

फिर भी साना फड़नवीस अपनी चतुराईसे समस्त 
विरोधोंके बावजूद अपनी सत्ता बन/ये रखनेमें सफल रहा । 
१७७५ से १७८३ fo तक उसने अंग्रेजोंके विरुद्ध प्रथम 
मराठा-युद्धका संचालन FIT | सालूबाईकी संधिसे इस 
युद्धकी समाप्ति हुई। उक्त संधिके अनुसार राघोबाको 
पेंशन दे दी गयी और मराठोंको साप्टीके अतिरिक्त अन्य 
किसी भूभागसे हाथ नहीं घोना पड़ा। १७८४ Sot 
नाना फड़तवीसने मैसूरके शासक टीपू सुल्तानसे लोहः 
लिया और कुछ ऐसे इलाके पुनः प्राप्त कर लिये, जिन्हें 
टीपूने बलपूर्वक श्रपने अधिकारमें कर लिया aT | १७८६ 
ई० में टीपू सुल्तानके विरुद्ध उसने अंग्रेजों औ्रौर निजामका 
साथ दिया तथा तृतीय मैसूर-युद्धों भी भाग लिया, जिसके 
फलस्वरूप मराठोंको टीपूके राज्यका एक भूभाग प्राप्त 
हुआ । १७६४ ई० में महादजी शिन्देकी मृत्यु हो जानेसे 
नाना फड़नवीसका एक प्रबल प्रतिद्वन्द्दी उठ गया और उसके 
बाद नाना फड़नवीसने निविरो४ मराठा राजनीतिका 
संचालन किया! १७६५ ई०में उसने मराठा संघकी 
सम्मिलित सेनाशींका निजामके विरुद्ध संचालन किया 
श्रौर खर्दा (दे०)के युद्धमें निजामकी पराजय हुंई। 
फलस्वरूप निजामकों श्रपने राज्यके कई महत्त्वपूर्ण भूभाग 
मराठोंको देने पड़े । 
१७६६ ई० में नाता फड़ेनवीसके कठोर नियंत्रणसे 
\ 


तंग आकर माधोराव पेशवराने झात्महत्या कर ली। 
उपरांत राघोबाका पुत्र बाजीराव द्वितीय (दे०) पेशवा 
बना, जो प्रोरंभसे ही नाना फड़नवीसका विरोधी था । 
इस प्रकार ब्राह्मण पेशवा और उसके ara मुख्यमंत्रीमें 
प्रतिइवन्द्रितः चल पड़ी। दोनोंमेंसे किसीमें भी सैनिक 
क्षमता न थी, किन्तु दोनों ही राजनीतिके चतुर एवं धूते 
खिलाड़ी थे । दोनोंके परस्पर पड्यंत्रोंसे मराठोंका दो 
विरोधी शिविरोंमें विभाजन हो गया, जिससे पेशवाकी 
स्थिति gaa हो गयी। इसके बावजूद नाना फड़नवींस 
आजीवन मराठा संधको एक सूत्रमें आबद्ध रखनेमें समर्थ 
रहा । १८०० ई० में नाना फड़नवीसकी मृत्यु हो गयी और 
इसके साथ ही मराठोंकी समस्त क्षमता, चतुरता एवं सूझ- 
बूझका अंत हो गया । 

नाना साहब (धोण्ढों पंत)-अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय 
(दे०)के दत्तक पुत्र । वे अपने निर्वासित fra बाजीराव 
'द्वितीयके साथ कानपुर जिलेमें faa नामक स्थलपर रहते थे 
और वहाँके अंग्रेजोंसे उनका अच्छा मँत्नी सम्बन्ध था | 
किन्तु १८५३ fo में उनके पिता बाजीराबकी मृत्युके 
उपरान्त तत्कालीन गवर्नर-जनरल लाई डलहौजीने उनकी 
चैतुक वाधिक पेंशन Bar अ्स्वीकार कर दिया, जिससे उनमें 
अंग्रेजोंके प्रति घृणा और विरोध-भावना उत्पन्न हो गयी । 
तथाकथित सिपाही-विद्रोह (१८५७)में उनंक! कितना 
हाथ था, इस संबंधमें निश्चय कर पाना कठिन है, किन्तु 
यह निश्चित है कि उसके संगठन एवं संचालनमें उनका 
प्रमुख योगदान था । कुछ विद्रोहियोंने तो अंग्रेजी सत्ता 
हटाकर उन्हींकों सिहासनासीन करने तककी योजना 
बनायी थी । कानपुरके निकट बीबीपुरमें अंग्रेजोंकी हत्या- 
का उत्तरदायित्व भी उन्हींपर आरोपित किया गया। 
किन्तु नाना साहबमें अपने पिताकी ही भाँति सैनिक योग्यता 
न थी। १८४८ ई० में ताँत्या टोपेनें ग्वालियरपर झधिकार 
कर लेनेके उपरान्त उन्हें पेशवा भी घोषित किया, पर नाना 
साहब विद्रोही सैनिकोंका सफल नेतृत्व न कर सके । 
ताँत्या टोपे (Zo ) की पराजय और Re जून १८४८ ई० को 
ग्वालियरपर अंग्रेजोंके पुनः अधिकार कर नेके उपरान्त 
नाना साहब भाग खड़े BT अनेक प्रयत्त करनेपर भी 
अंग्रेज उन्हें बन्दी न बला सके और अज्ञातवासमें ही उनकी 
मृत्यु हो गयी । 

नाशपंक्ति-का उल्लेख संम्राट्‌ अशोकके १३वें शिलालेखमें 
हुमा है परन्तु उसकी ठीक पहचान नहीं हो सकी है । अभि- 
लेखकी wea प्रतियोंमे उन्हें नाभक झौर नाभिति भी कहा 
गया है। भण्डारकर महोदयका मत था कि बे उत्तर 


aa) 


“तामहीन शासफ'-नालन्दा 


RRQ 





पश्चिमी सीमांत प्रदेश और भारतके पश्चिमी तटके बीच 
निवास करते थें। (दे०-डी० आर० भण्डारकर कृत 
‘avis’, Jo ३३) । 

“तामहीन शासक-अनुमानतः: कुषाण राजा था जिसने 
कदफिसस द्वितीयकी मृत्युके उपरान्त संभवत: ११० ई०्से 
१२० ईश्में कनिष्कके सिहासनारोहण तक राज्य किया । 
कदाचित्‌ इस अज्ञातनामा राजाने ही वे नामरहित सिक्‍के 
अ्रेचलित किये थे जिनपर सोटरमेगस या त्रातारस (महान 
रक्षक)का लेख उत्कीर्ण पाया गया है 1 

नायडू, सरोजिनी (१८७६-१६४६)-इस सुप्रसिद्ध विदुषी 
महिलाक। जन्म बंगाली परिवारमें और विवाह मराठा 
सज्जन (दाक्षिणात्य महानुभाव) से हुआ | वे ख्यातिलब्ध 
कवि तथा वक्‍ता थीं। उन्होंने भारतीय राजनीतिमें 
महत्त्वपूर्ण भाग लिया और १६२५ ई०में कानपुरमें होने- 
वाले भारतीय ॒ राष्ट्रीय कांग्रेसके अ्धिवेशनकी श्रध्यक्षता 
की। इस उच्च पदपर आसीन होनेवाली वे प्रथम 
महिला थीं | भारतीय गणतंत्रमें १९४७ से १६४६ ई० में 
मृत्यु पर्यन्त उत्तर प्रदेशके राज्यपालका पद सँभालनेवाली 
वे प्रथम महिला थीं। उनकी पुत्री पद्मजा नायडू भी पश्चिमी 
बंगालकी राज्यपाल रहीं | 

नारायण राव-मराठोंका पांचवां पेशवा, जिसने १७७२- 
७३ ई० में केवल € महीनों तक शासन किया । वह पेशवा 
माधवराव नारायण (१७६१-७२) (दे०)का सहोदर 
एवं उत्तराधिकारी था। सिंहासनासीन होनेके केंवल 
६ मास उपरान्त ही उसके चाचा रघुनाथराव अथवा 
राघोबाके समर्थकोंने उसकी हत्या कर दी । 

नार्थबुक, अलं-१८७२से १८७६ Lo तक भारतवर्षका बाइस- 
राय और गवर्नर-जनरल । वह ग्लैडस्टोनके विचारोंका 
समर्थक और उदारदलका था। भारतमें उसकी नीति 
“करोंमें कमी, अनावश्यक कानूनोंको न बनाने तथा कृषि 
योग्य भूमिपर भार कम करने” की थी । वह मुक्त व्यापार- 
का समर्थक था, परन्तु आयात होनेवाली वस्तुओंपर wet 
करोंसे होनेवाली आयको तिलांजलि नहीं दे सका। 
उसने तेल, चावल, नील और लाखको छोड़कर निर्यात 
होनेवाली समस्त वस्तुओंपरसे निर्यात-कर हटा दिया 
और आयात करोंमें भी ७॥ प्रतिशतसे ५ प्रतिशतकी कमी 
कर दी । परन्तु इस अल्प आ्रायातकरका भी लंकाशायरके 
सूती उद्योगपतियोंने विरोध किया । परिणामस्वरूप are 
डिजरेलीकी अनुदार सरकार तथा तत्कालीन भारत-मंत्री 
लार्ड सैलिसबरीने उद्योगपतियोंके हितोंको ध्यानमें रखकर 
५ प्रतिशतके भ्रायातकरकों भी हटा देनेपर बल दिया, 


इस कारण भारत-मंत्री (लार्ड सैलिसबरी) और नार्थब्रुकमें 
मतभेद हो गया। यह मतभेद अफगानिस्तानके प्रति 
अपनायी जानेवाली नीतिके प्रश्नपर और भी बढ़ गया । 
१८७३ ई० में जब रूसने कीब (दे०)पर अधिकार 
कर लिया, तब अफगानिस्तानके TAT शेरप्नलीने भारतकी 
अंग्रेजी! सरक।रसे और भी निकटके मैत्री-सम्बन्धक। प्रस्ताव 
रखा । भविष्यमें रूसके श्राक्रमण और साम्राज्य-विस्त/रको 
ध्यानमें रखकर यह संधि-प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया | 
aga शेरअलीकी इस प्रार्थनको उचित समझता था, 
इसलिए उसने ब्रिटिश सरकारसे अभ्रफगानिस्तानके साथ 
इस आशयका लिखित समझौता कर लेनेकी अनुमति 
चाही । किन्तु इंग्लैण्डकी सरकारने अनुमति देना स्वीकार 
a किया तथा शेरअलीको केवल साधारण सहायताका 
वचन देनेकों कहा war fag इंग्लैण्डमें डिजरैलीकी 
सरकार बनते ही ब्रिटिश मंत्रिमंडलकी नीतियोंमें पंरिवर्तत 
at गया। उसने अ्फगानिस्तानके प्रति १८७७३ ई०से 
चली आती हुई अत्यधिक निष्क्रियताकी नीतिको त्यागकर 
अग्रसर नीति ग्रपननिमें रुचि प्रकट की। नंगे भारतमंत्री 
लार्ड सैलिसबरीने १८७४ ई० में नार्थब्रुककों wer 
दिया कि वे अमीर शेरगलीसे अपने राज्यमें एक अंग्रेज 
रेजीडेण्ट रखनेको कहें । किन्तु नार्थत्रुकने इस माँगकों 
अनुचित समझा क्‍योंकि थोड़े ही दिन पूर्व भारत सरकारते 
अमी रके संधि-प्रस्त/वोंको ठुकरा दिया था। उसके विचारसे 
रेजीडेण्ट रखनेका प्रस्ताव अनुचित था और उसके भयंकर 
परिणाम हो सकते थे। फलतः ATS नार्थब्रुकने अंग्रेज 
सरकारके साथ पहलेसे ही मतभेद होनेके कारण त्यागपत्र 
दे दिया। कहना न होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्थाकी 
स्थिरताकी दृष्टिसि उक्त आयातकरका प्रचलित रहना 
अत्यावश्यक था। 
नालन्दा-सातवीं शताब्दीका एक विश्वविख्यात बौद्ध विद्या- 
पीठ । नालन्दा दक्षिणी बिहारमें राजगिरि (राजगृह)के 
निकट स्थित है और उसके ध्वंसावशेष बड़गाँव नामक 
ग्राममें दूरतक frat पड़े हैं । यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा 
जा सकता है कि कब और किसने नालन्दा महाविहारकी 
नींव डाली । फाहियानने, जिसने पाँचवीं शताब्दीमें 
qrefaga और आसपासके क्षेत्रोंमें भ्रमण किया था, 
इसका उल्लेख नहीं किया है, किन्तु सातवीं शताब्दीके 
पूर्वार्धमें भारंत भ्रमण करनेवाले चीनी यात्री ह्यृएनत्सांगने 
इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इस प्रकार नालन्दा 
महाविहारने, विश्वविद्यालयके रूपमें पांचवीं और छठी 
शताब्दियोंमें विशेष कीति श्रजित कर ली थी। वस्तुठ 


RR’ RAR 


नासिक-तासिरुद्दीन सुहस्सद शाह 











ह्एन-त्सांगका कथन है कि गुप्त सम्राद्‌ नरसिंहगुप्त 
बालादित्य (लगभग ४७० ई०)ने नालन्दामें एक सुन्दर 
मन्दिरका निर्माण कराया और उसमें so फुट ऊँची 
ताँबेकी बुद्ध प्रतिमाकी स्थापना की । जिन दिनों ह्यएन- 
त्सांग नालन्दा विश्वविद्यालयमें शिक्षा प्राप्त कर रहा था, 
उस समय शीलभद्र नामक बंगाली बौद्ध भिक्षु वहाँका 
महास्थविर था। प्रायः इसी कालमें शैलेन्द्र शासक बाल- 
पुत्रदेवने मगधके तत्कालीन शासक देवपालकी अनुमतिसे 
नालन्दामें एक नये विहारका निर्माण इस आशयसे कराया 
कि जावासे नालन्दा शिक्षा प्राप्त करने झनेवाले भिक्षुओंको 
निवासकी सुविधा प्राप्त हो सके । 
वास्तवमें नालन्दा विहार अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त 

विश्वविद्यालय था। वहाँ केवल भारतसे नहीं, बल्कि 
सुदूर तिब्बत, चीन, जावा और लंकसे अनेकानेक 
विद्यार्थी और विद्वान ora रहते थे । यद्यपि वहाँ सभी 
प्रकारकी शिक्षा दी जाती थी तथापि बौद्धधर्मकी महायान 
शाखाका अध्ययन-अध्यापन विशेषरूपसे gar था । वहाँ 
हस्तलिखित ग्रंथोंका एक विशाल पुस्तकालय, जो तीन 
विशाल भवनोंमें, जिनमेंसे एक नौ खंडों (मंजिलों)का था, 
स्थापित था । आजके किसीभी भारतीय विश्वविद्यालयको 
यह श्रेय प्राप्त नहीं है । वहाँका अनुशासन कठोर था और 
समयकी सूचना जलघड़ी द्वारा विधिवत्‌ दी जाती at 
सभी प्रश्नों एवं समस्याओपर खुलकर वाद-विवाद होते थे । 
शिक्षाके इस महान्‌ केन्द्रका कब और कैसे विनाश हुआ, 
यह निश्चयपूर्वक ज्ञात नहीं है, किन्तु ध्वंसावशेषोंके 
अध्ययनसे प्रतीत होता है कि एक भयंकर अग्निकांड 
इसका कारण था | (पी० वी० वापट कृत “२५०० Fat 
are afar’ ) 

नासिक-महा राष्ट्र प्रदेशमें गोदावरी तीरवर्ती एक प्राचीन 
नगर तथा हिन्दुओंका पवित्र तीर्थस्थल | यह नगर कदा- 
चित्‌ शक क्षत्रप wert (दे०)की राजधानी था। 
चालुक्य सम्राट्‌ पुलकेशी द्वितीय और प्रारम्भिक राष्ट्रकूट 
(दे०) शासकोंके कालमें इस नगरकी महत्ता बनी रही, 
परन्तु राष्ट्रकूट शासक अ्रमोधवर्ष द्वारा मान्यखेट (आधुनिक 
मालखेड़)को राजधानी बना लेनेपर इसका महत्त्व कम 
हो गया। नासिक और उसके समीपवर्त्ती क्षेत्र हिन्दू, 
बौद्ध एवं जैन अवशेषोंके लिए प्रसिद्ध हैं । 

नासिर जंग-दक्षिण (हैदराबाद)के निजामुल्मुल्क आसफ- 
जाहका द्वितीय पुत्र और उत्तराधिकारी । वह १७४८ ई० में 
निजाम बना, किन्तु उसके भानजे मुजफ्फर जंग (दे०) ने 
उत्तराधिकारके सम्बन्धमें विवाद खड़ा कर दिया। 


फ्रांसीसी गवर्नर डूप्ले और अर्काटके सिंहासनके दावेदार 
चंदा साहबने उसका पक्ष लिया। नासिर जंगने कर्नाटक 
पर आक्रमण करके अपने विरोधियोंको मार्च १७५० ई० में 
बेलुडाबूरके थुद्धमें पराजित किया और मुजफ्फर जंगने 
पूर्णझूपसे आत्मसमर्पण कर दिया। किन्तु नासिर जंग 
इस विजयसे ofan दिनों तक लाभ न उठा सका, क्योंकि 
दिसम्बर १७५० ई० में एक आकस्मिक आक्रमणमें वह 
मारा गया। 

नासिरुद्दीन-१५००से १५१२ ई० में अ्रपनी मृत्युपर्यन्त 
मालवाका garam । वह पितृहन्ता था; यद्यपि उसके 
पिताने उसे स्वेच्छासे १५०० ई० में सुल्तान बना दिया था 
तथापि उसने १५०१ ई० में उसे विष देकर मार डाला | 
वह क्रूर एवं अत्याचारी शासक था । 

नासिरुद्दीन कुबाचा (कुबंचा)-शहाबुद्दीव मुहम्मद गोरी 
(दे०)का तुर्क गुलाम । अपनी योग्यताके बलपर वह 
सिधका सूबेदार नियुक्त हुआ और उसने कुतुबुद्दीन ऐबककी 
बहिनसे विवाह कर लिया । कुतुबुद्दीन भी उसीकी भाँति 
गोरीका UH GF गुलाम था । शहाबुद्दीन गोरीकी मृत्युके 
उपरान्त जब कुतुबुद्दीद (१२०६-१० ई०) दिल्लीका 
सुल्तान बना, कुबाचाने विद्रोह कर दिया । किन्तु उसकी 
पराजय हुई और उसे कुतुबुद्दीतकी अ्रधीनता स्वीकार 
करनी पड़ी । 

नासिरुद्दीन महमूद-दिल्लीक। सुल्तान जिसने १२४६ ई० से 
१२६६ fo तक राज्य किया। ag सुल्तान इल्तुतमिश 
(दे०) (१२११-१२३६)का कनिष्ठ पुत्र था। नासि- 
रुद्दीन विद्याप्रेमी और mea स्वभावका व्यक्ति था। 
शासनका सम्पूर्ण भार उलग खाँ अथवा गयासुद्दीत बलब॒न 
(दे०)पर छोड़कर वह सादा जीवन व्यतीत करता AT | 
उसने बलबनकी पुत्रीसे विवाह किया था। उसके राज्य- 
कालमें बलबनने शासन-प्रबन्धमें विशेष क्षमता दिखायी 
और पंजाब तथा दोझाबके हिन्दुओ्नोंके विद्रोहोंका दृढ़तासे 
दमन किया । साथ ही उसने मुगलों (मंगोलों ) के आक्रमणों- 
को भी ter. नासिरुद्वीन विद्वानों का आश्रयदाता था 
और तबकांते-नासिरी (दे०)के लेखक मिनहाजुद्दीन 
सिराजको उसके दरबारमें उच्च पद प्राप्त था । 

नासिरुद्दीन मुहम्मद शाह-तातार खाँने १४०३ में सिहास- 
नारोहणके उपरान्त उपाधि धारण की । उसने अपने पिता 
जफ्र खाँको, जो उन दिनों गुजरातका सूबेदार था, बन्दी 
बना लिया और स्वयं स्वतंत्ररूपसे उस प्रदेशपर शासन करने 
लगा । किन्तु एक वर्ष बाद ही उसके पिताने उसे विष 
देकर मार डाला और स्वयं गुजरातके सिहासनपर अधिकार 


QAZ 


निकितिन, अथनासियस-निवेदिता, सिस्टर 





कर लिया । 

निकितिन, अथनासियस-एक रूसी व्यापारी एवं पर्यटक, 
जिसने १४७० से १४७४ ई० तक दक्षिणके बहमनी राज्य- 
में भ्रमण किया। उसने दक्षिणकी तत्कालीन दशाका 
आँखों देखा विवरण लिखा है। उसके अनुसार दक्षिणमें 
साधारण मनुष्योंकी स्थिति दयनीय थी, परन्तु वहाँका 
शासक वर्ग तथा अमीर उमरा अत्यधिक धनी और विलास- 
पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे । 

निफोल्सन, ब्रिगेडियर जनरल जॉन (१८२१-१८५७ ई०)- 
एक वीर सैनिक, जो १८५३६ ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनीकी 
सेवामें कलकत्तेमें नियुक्त हुआ | उसने १८५७ ई० के 
तथाकथित सिधाही-विद्रोहमें यथेष्ट ख्याति afta की । 
अफगानिस्तानमें होनेवाले १८४०-४१ fo के अभियानमें 
भाग लेते हुए वह बंदी बनाया गया, परन्तु शीघ्र ही मुक्त 
हो गया। १८४८-४६ Go के सिख-युद्धमें भी उसने 
विशेष ख्याति प्राप्त की । १८५७ ई०के सिपाही-विद्रोहके 
प्रारंभ होनेके समय वह पेशावरमें डिप्टी कमिश्तर था । 
किन्तु शी त्र ही उसको एक द्रुतगामी सैनिक टुकड़ीका नायक 
बनाकर पंजाबसे दिललीको पुनः जीत aaa fac भेजा 
गया । निकोल्सन शीघ्रतासे मंजिल तय करता हुआ 
१४ अगस्त १८५७ ई० को दिल्ली पहुँच गया और १४ 
सितम्बरको उस अ्रंग्रेज सेनाका नेतृत्व किया, जिसने 
दिल्लीपर ga: अ्रधिकार कर लिया । दिललीकी सड़कोंपर 
लड़ते हुए निकोल्सनके सीनेमें गोली लगी और इस संघातिक 
चोटके फलस्वरूप २३ सितम्बर १८५७ fo को उसकी मृत्यु 
हो गयी | किन्तु दिललीपर उसके द्वारा अधिकार कर लेनेसे 
विद्रोह प्राय: समाप्त हो गया और इस प्रकार उसने अंग्रेजोंके 
भारतीय साम्नाज्यकी रक्षा की । 

Frama आसफजाहू-देखिये, आसफजाह निजाम खाँ । 

निजाम खां-देखिये, सिकन्दर लोदी । 

निजामशाह बहमनी-बहमनी सल्तनत (दे०) का बारहवाँ 
सुल्तान | १४६१ ई०में अपने पिता सुल्तान हुमायूं (Fo )के 
उपरांत सिहासनासीन होनेके समय वह अल्पवयस्क था | 
१४६३ ई० में अचानक उसकी मृत्यु हो गयी । 

निज्ञामशाही वंश-का आरम्भ जुन्नारमें १४६० Fo में मलिक 
अहमदके द्वारा हुआ, जिसने तत्कालीन बहमनी शासक 
सुल्तान महमूद (दे०) (१४८२ से १५१८) के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया । उसने निजामशाहकी उपाधि धारण की 
और अपनी राजधानी अहमदनगर ले गया । उसके द्वारा 
प्रवरतित निजामशाही वंश १४६० से १६३७ fo तक राज्य 
करता रहा । पश्चात्‌ १६३७ FoF सम्राट शाहजहाँके 


२२३ 





राज्यकालमें उसे जीतकर मुगल साम्राज्यमें मिला लिया 
गया । १५७४ ई०-में इस वंशने बरारपर भी अधिकार 
कर लिया था, परन्तु १५६६ ई० में उसे बरारकों मुगल 
THe अकबरको दे देना पड़ा | 
इस वंशके तृतीय शासक हुसैनशाहने विजयनगर 

(दे०) राज्यके विरुद्ध दक्षिणके मुसलमान राज्योंके गठ- 
बंधनमें भाग लिया था और १५६५ do के तालीकोट 
(दे०)के युद्धमें विजय प्राप्त करनेके उपरांत विजयनगरके 
लूटनेमें भी पूरा हाथ aera | चाँदबीबी, जो मुगलोंके 
विरुद्ध भ्रपनी वीरताके लिए प्रसिद्ध हुई, निजामशाही 
बंशके सुल्तान हुसैन निजामशाह (१५५३ से १५६५ ई०) 
की gat थी। निजामशाही वंशका आधुनिक कालमें 
अवशिष्ट स्मारक भद्रमहल है, जो सफेद पत्थरोंसे निर्मित है 
और अपनी जीर्णदशामें अहमदनगरमें विद्यमान है | 

निजामुद्दीन-मुगल ware अ्रकबरके कालका इतिहास- 
लेखक | उसने तबकाते भ्रकबरी' नामक पुस्तक लिखी, 
जिसमें अकबरके राज्यकालक। प्रामाणिक एवं विश्वसनीय 
विवरण है। 

निजामुद्दीन औलिया-एक प्रसिद्ध सूफी संत, जो अ्रकबरके 
राज्यकालमें feed आकर बस गया था। समस्त 
जनता उसे श्रत्यधिक आदरकी दुष्टिसे देखती थी। 
दिल्लीमें उसकी sae पास एक विशाल मस्जिदका 
निर्माण किया गया | 

निज्ञामुलमुल्क-इस उच्च उपाधिका शाब्दिक श्र्थ है-समस्त 
साम्राज्यका उपप्रधान' | सम्राट्‌ मोहम्मदशाह (१७१६९- 
४८) ने सर्वप्रथम यह उपाधि चिन किलिच खाँको प्रदान 
की थी। तभीसे उनके वंशमें यह उपाधि आनुवंशिक 
रूपमें कुछ समय पहले तक चली aT रही थी । इस AMAT 
मुखिया साधारणतया निजाम कहलाता था । 

नियाकंस-मकदूनियाके महान्‌ विजेता सिकन्दरका नौसेना- 
घधिकारी । उसीने सिकन्दरके जलपोतोंका पहले झेलम 
wale सिन्धु नदीके मुहाने तक और उपरान्त फारसकी 
खाड़ी होते हुए दजला और Hera नदियोंके मार्गसे सूसा 
पहुँचने तक नेतृत्व किया था । सूस। पहुँचनेपर वह्‌ सिकंदरसे 
मिला, जो स्थल ania पहले ही वहाँ पहुँच चुका या । 
नियाकंसने अपनी इस लम्बी यात्नाका विवरण भी लिखा है । 

निवेदिता, सिस्टर-स्वामी विवेकानन्द (दे०)की एक 
प्रमुख शिष्य, जो ग्रायरिश महिला थी और उसका मूल नाम 
कुमारी मार्गरेट नोबुल था। वह स्वामी विवेकानन्दसे 
सर्वप्रथम लन्दनमें मिली थी ate उनसे प्रभावित होकर 
भारत चली anit यहाँ विधिवत्‌ दीक्षित होकर वह 


V2 
BRE 


नील, ब्रिग्रेडियरजनरल, जेम्स-त्रजहाँ 





स्वामीजीकी शिष्य बन गयी और उसे रामक्ृष्ण मिशनके 
सेवाकार्यमें लगा दिया गया। इस प्रकार वह पूर्णरूपसे 
समाजसेवाके कार्योमें निरत हो गयी और कलकत्तेमें 
भीवणरूपसे प्लेग फैलनेपर भारतीय बस्तियोंमें प्रशंसनीय 
सुश्रूषा कार्य कर उसने एक आदर्श स्थापित कर दिया। 
उत्तरी कलकत्ताके उस भागमें एक बालिका विद्यालयकी 
स्थापना उसने की, जहाँ घोर कट्टरपंथी हिन्दू बहुसंख्यामें 
थे। प्राचीन हिन्दू आदर्शोको शिक्षित जनता तक पहुँचाने- 
के लिए अंग्रेजीमें पुस्तकें लिखीं और सम्पूर्ण भारतमें घूम- 
घूमकर अपने व्याख्यानों द्वारा उनका प्रचार किया । वह 
भारतकी स्वतंत्रताकी कट्टर समर्थक थी और अरविन्द 
घोष सरीखे- राष्ट्रवादियोंसे उसका घनिष्ठ सम्पर्क हो 
गया | स्वामी विवेकानन्दकी मृत्युके उपरान्त एक सप्ताहके 
अंदर ही उसने भारतकी सेवामें अपना सम्पूर्ण समय लगा 
देनेके उद्दे श्यसे रामकृष्ण मिशनसे संबंध विच्छेद कर लिया । 
'भारतकी बालसुलभ कहानियाँ. ( Cradle Tales of 
India ) उसकी अनेक रचनाओंमेंसे एक लोकप्रिय 
रचना है। (देखिये--प्र्वात्तक आत्मप्राण द्वारा रचित 
“सिस्टर निवेदिता' ) 

नील प्रभु मुंशी-शिवाजीक। ब्राह्मण परामर्शदाता । छत्रपति 
शिवाजीने औरंगजेब (दे०)को जो विरोधपत्र भेजा था, 
वह उसीने लिखा था । यह पत्र शिवाजीने औरंगजेब द्वारा 
१६७६ fo हिन्दुओंपर पुनः जजिया (दे०) लगानेके 
विरोधमें भेजा था । 

नील, ब्रिगेडियर जनरल, जेम्स-प्रथम स्वाधीनता संग्राम- 
(तथाकथित सिधाही-विद्रोह) के दिनोंमें ईस्ट इंडिया 
कम्पनीकी सेनाका एक उच्च अधिकारी। ११ जून, 
१८५७ fo को उसने एक साहसिक धावेके उपरात्त 
इलाहाबादके किलेपर उसी समय अधिकार कर लिया, 
जब वह दुर्ग विद्रोहियोंके हाथोंमें जाने ही वाला था। 
शीघ्र ही वहाँ जनरल हैवलाकके नेतृत्वमें एक और ब्रिटिश 
टुकड़ी उससे ञ्रा मिली । इस प्रकार स्थिति सुदृढ़ हो जानेपर 
हैवलाक और नीलके नेतृत्वमें अंग्रेज सेनाएं कानपुरकी 
ओर चल पड़ीं। इलाहाबादसे कानपुर तकके मार्ममें 
नीलने, प्रतिशोधकी भावनासे प्रेरित होकर, अपनी नृशंस 
बर्बरताका परिचय दिया site ante गाँवोंकी निरीह तथा 
निर्दोष भारतीय जनताको वह AAS घाट उतारता चला । 
इस प्रकार उसने प्रतिशोधकी ऐसी ज्वाला धधका दी जिसका 
प्रतिफल भारतीयों तथा अंग्रेजों दोनोंको भोगना पड़ा । 
नील और उसकी Fails कानपुर पहुँचनेके पूर्व ही बीबी- 
agar दुःखद काण्ड हो चुका था। नील और हैवलाकने 


शीघ्र ही कानपुरपर श्रधिकार कर लिया और नील वहीं 
रुक गया | वहाँ उसने अपनी प्रतिशोध भावनाका अत्य- 
fas बीभत्स प्रदर्शन किया तथा हैवलाकके सहायतार्थ 
जब वह कानपुरसे लखनऊको चला तो मार्गमें जिस किसी 
भारतीयको वह पकड़ पाता था उसे पेड़ोंपर लटकाकर फाँसी 
दे देता था। किन्तु लखनऊ पहुँचनेपर वहाँ की गलियोंमें 
युद्ध करता हुआ वह मौतके घाट उतार दिया गया । 

ata, फ़रनाओ-एक पूर्तगाली यात्री जो १५३४५ ईं० में 
विजयनगर (दे०) आया। उसने सम्पूर्ण विजयनगर 
राज्यका विस्तुत भ्रमण किया और उसके इतिहास तथा 
तत्कालीन राजनीतिक, साप्ता जक एवं आर्थिक दशाका 
विस्तृत वर्णन किया है । 

नूरजहाँ-सम्राट्‌ जहाँगीरकी पत्नी। उसका मूल नाम 
मेहरुत्लिस। था । जब उसका पिता मिर्जा गयासबेग, जो 
फारसका निवासी था, अपने भाग्यकी परीक्षा करने भारत 
आ रहा था, तभी मार्गमें नूरजहाँका जन्म कंदहारमें हुआ | 
उसका पिता गयासबेग अकबरके दरबारमें एक उच्च पद 
पानेमें सफल हुआ और १६०५ ई० में जहाँगीरके राज्या- 
रोहणके वर्ष ही वह मालमंत्री नियुक्त हो गया । उसे एत- 
मादुद्दौलाकी उपाधि दी गयी। सत्नह वर्षकी अवस्थामें 
भेहरुन्चिसाका विवाह अलीकुली नामक एक साहसी ईरानी 
नवयुवकसे हुआ, जिसे जहाँगीरके राज्यकालके प्रारम्भमें 
शेर अफगनकी उपाधि और बर्देवानकी जागीर दी गयी थी । 
१६०७ ई० में जहाँगी रके दूतोंने शेर अफगनको एक युद्धमें 
मार डाला और विधवा मेहरुन्निसाकों दिललीके शाही 
हरममें लाया गया, जहाँ वह THe अकबरकी विधवा रानी 
सलीमा बेगमकी परिचारिका बनी। उसके ated 
प्रति श्राकषित होकर जहाँगी रने १६११ई० में उससे विवाह 
कर लिया। उसका नाम बदलकर पहले नूरमहल और 
उपरांत नूरजहाँ रखा गया । 

असाधारण GAL होनेके Ala रिक्त ALAS बुद्धिमती, 

शील और विवेकसंपन्न भी थी। उसकी साहित्य; कविता 
और ललित कलझ्रोंमें विशेष रुचि थी। उसका लक्ष्य- 
aa अचूक होता था। १६१६ ई० में उसने फतेहपुर 
सीकरीमें एक ही गोलीसे seat मार दिया था। इन 
समस्त गुणोंके कारण उसने अपने पतिपर पूर्ण प्रभुत्व 
स्थापित कर लिया, waa: जहाँगीरके शासनका प्राय: 
समस्त भार उसीपर at गया। सिक्‍कोंपर भी उसका 
नाम खोदा जाने लगा और वह महलमें ही दरबार करने 
लगी । उसके पिता एतमादुद्दौला भौर भाई भ्रासफ खाँको 
मुगल दरबारमें उच्च पद प्रदान किया गया और उसकी 


ee 


नेकसियर-नेपियर, सर चाहर्स जेम्स 


१५ २२५ 





भतीजीका वित्राह, जो ant चलकर मुमताजमहलके नामसे 
प्रसिद्ध हुई, णाहजादा खुर॑म (दे०)से हो गया। उसने 
पहले पतिसे उत्पन्न अपनी पुत्नीका विवाह जहाँगीरके 
सबसे छोटे पुत्र शाहजादा शहरयारसे कर दिया और 
चूंकि उसकी जहाँगीरसे कोई संतान न हुई थीं, झतः 
शहरयारकों ही जहाँगीरके उपरांत वह सिहासनासीन 
कराना चाहती it) महावत खाँ ate शाहजादा खुरंमने 
उसके प्रभाव और शक्तिको कम करनेका प्रयास किया, 
freg न्‌ रजहाँने अपनी बुद्धिमत्ता और कार्यपट्त/से उनके 
प्रारम्भिक प्रथासोंको विफल कर दिया । 
जहाँगी रके जीवनकालमें वह सर्वशक्तिसम्पन्न रहीं, 
किन्तु १६२७ ई० में जहाँगीरकी मृत्युके उपरांत उसकी 
राजनीतिक प्रभुता नष्ट हो गयी ATT उसने १६४५ ई० में 
मृत्यु पर्यन्‍्त तकका शेष जीवन लाहौरमें बिताया । उसकी 
कलात्मक रुचिका प्रमाण उस भव्य एवं श्राकर्षक मकबरेमें 
उपलब्ध है, जिसे उसने अपने पिता एतमादुद्दौलाके भ्रस्थि- 
अवशेषोंपर आगरेमें बनवाया AT | कलाविदोंके भ्रनुसार 
यह मकबरा बारीक पच्चीकारी और साजसज्जाकी 
दृष्टिसे ग्रतपम है । 
नेकसियर-भौरंगजेब (दे5)का da और उसके चतुर्थ 
पुत्र शाहजादा अकबरका पुत्र ag उन पाँच कठपुतली 
areata तीसरा था, जिसे सैयद बन्धुओं (दे०)ने 
१७१६० में दिल्लीमें सिहासन।सीन किया था । वह केवल 
ais feats fre ही बादशाह बना और मुहम्मद 
इब्राहीमकों गद्दीपर बैठानेके लिए सैयद बंधुओंने उसकी 
हत्या करवा दी । 
तेगापट्टमू (नागपत्ततसम्‌ )-भारतके पूर्वी समुद्रतटपर एक 
प्रसिद्ध नगर तथा बन्दरगाह | डच लोगोंने यहाँ भ्रपनी 
एक बस्ती और व्यापार-केन्र स्थापित किया था, जिसपर 
अंग्रेजोंने १७८५१ ई०में अधिकार कर लिया । 
नेपाल-भारतकी उत्तरी सीमाके अंतर्गत पश्चिममें सतलज 
नदीसे पूर्वमें सिक्किम तक लगभग Yoo मील फैला हुआ 
स्वतंत्र राज्य । इसकी राजधानी काठमांडू है। तीसरी 
शताब्दी Fo Go में यह भूभाग AMES साम्राज्यका एक 
अंग था ae चौथी शताब्दी ई० में नेपाल राज्य सम्राट 
समुद्रगुप्तकी BTA सत्ता स्वीकार करता था। सातवीं 
शताब्दीमें इसपर तिब्बतका आधिपत्य हो गया । उपरांत 
इस देशमें आंतरिक संघर्षोके कारण अत्यधिक रक्‍्तपात 
हुआ । ग्यारहवीं शताब्दीमें नेपलमें ठाकुरीवंशके राजा 
राज्य करते थे। इसके बाद जब Farah मल्लवंश, 
जिसका सबसे प्रसिद्ध शासक यक्षमल्ल (लगभग १४२६ से 


१४७५ fo) था, राज्य कर रहा था, मिथिलाके शासक 
नान्‍्यदेवने नेधालपर अ्रपनी नाममात्रकी त्रभुता स्थापित 
कर ली। बक्षमल्लने मृत्युके पूर्व ही राज्यका बँटवारा 
अपने gat ANT पुत्रियोंमें कर दिया था । इस विभाजनके 
फलस्वरूप नेपाल, काठमांडू तथा भातगाँवके दो परस्पर 
प्रतिदवन्दी राज्योंमें de गया। 
इन आंतरिक झगड़ोंका लाभ उठाकर पश्चिमी हिमा- 
लयके प्रदेशोंमें बलनेवाली गोरखा जातिने १७६८ fo में 
नेपालपर अधिकार कर लिया। ote: गोरखाओंने 
अपती सैनिक शक्षितमें वृद्धि कर नेपालको एक शक्तिशाली 
राज्य बना दिया । १६वीं शताब्दीमें उन्होंने aot राज्यकी 
दक्षिणी सीमा बढ़ाकर ब्रिटिश भारतकी उत्तरी सीमासे 
मिला दी। सीमा सामीप्यक्रे कारण १८१४-१४ ई० में 
नेपाल Ate Mas युद्ध हुआ, इस गोरखा युद्ध (Fo) 
उपरांत दोनों पक्षोंमें सुगौली (दे०)की संधि हुई, जिसके 
अनुसार नेपालने ATT राज्यके कुछ भूभाग ब्रिटिश सरकारको 
दे दिये । संधिकी एक धाराके अनुसार नेपालकी वैदेशिक 
नीति भारतकी ब्रिटिश सरकारके द्वारा नियंत्रित होती 
रही । इस प्रकार कुछ प्रतिबंधोंके साथ नेपाल स्वतंत्र 
देश बना रहा। नेपालके बहुसंख्यक लोग हिन्दू धर्मके 
अनुयायी हैं ओर श्रल्पसंख्यामें लोग बौद्ध धर्मके विकृत 
रूपके अनुयायी हैं। नेपालमें संस्क्ृतके बहुतसे हस्तलिखित 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं । नेपालके वर्तमान शासक 
महाराज वीरेन्द्र हैं। उनके पिता स्वर्गीय महा राजा महेन्द्रने 
नेपालमें एक नया संविधान प्रचलित किया था । 
नेपियर, सर ated जेम्स (१७८२-१८५३)-एक प्रसिद्ध 
सेनानायक एवं राजनीतिज्ञ । यूरोपके युद्धोंमें, श्रपती 
सैनिक योग्यताका परिचय देनेके उपरान्त, उसे १८४२० में 
भारतवर्षके सिंध प्रदेशमें भारतीय और ब्रिटिश सेनाके 
संचालनका भार सौंपा गया । वह स्वभावसे साम्राज्यवादी 
मनोवृत्तिका तथा ग्राक्रामक नीतिका समर्थक था। पदभार 
सँभालते ही उसने सिंधके लोगों are वहाँके भ्रमी रों (Zo) के 
न्यायोचित अधिकारों की उपेक्षा करके समूचे प्रदेशको 
strata संकल्प किया । अ्रपनी आक्रामक नीतिके श्राधार- 
पर उसने जानबूझकर सिंधके अमीरोंसे युद्ध sats 
१८४३ ई० में उसने मियानीके युद्ध (दे०)में अमीरोंको 
परास्त किया भ्रौर पुनः हैदराबादके युद्ध (दे० ) में उनकी 
समस्त सैन्य शक्ति नष्ट कर दी । उपरान्त वह १८४७ Fo 
तक सिंध प्रदेशपर एक निरंकुश किन्तु योग्य शासककी भाँति 
हुकूमत करता रहा भौर एक महान्‌ सेनानायकका यश 
उपाजित कर इंग्लैण्ड वापस लौट गया । चिलियानवालाके 





Qare 
प्रसिद्ध युद्ध (दे० )के उपरान्त, जिसमें सिखों द्वारा ब्रिटिश 
सेना लगभग पराजित हो गयी थी, नेपियरको ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीकी सेन।के सर्वोच्च सेनाधिक/रीके रूपमें पुनः भारत 
बुलाया गया | किन्तु उसके भारत AT पूर्व ही श्रंग्रेजों- 
की विजय तथा सिख युद्धकी समाप्ति हो चुकी थी। 
भारत आनेपर उसने कम्पनीकी सेनाओंके पुनर्गठनपर 
विशेष ध्यान दिया परन्तु कम्पनीकी सेवामें रत भारतीय 
सैनिकोंके भत्ते सम्बन्धी नियमोंमें परिवर्तन कर देनेके लिए 
उसे तत्कालीन गवर्नर-जनरल लार्ड डलहौजीकी भर्त्सना 
सहनी पड़ी | फलत: उसने त्यागपत्न प्रेषित कर दिया और 
grave ate गया । यद्यपि नेपियर योग्य सेनान|यक था, 
तथापि एक राजनीतिशके रूपमें ag झौचित्य-अनौचित्यपर 
ध्यान न देनेवाला तथा झगड़ालू प्रकृतिका व्यक्ति भी था । 
उसे १५५७ ई० के सिपाही-विद्रोहका पूर्वाभास हो गया था । 
उसने तत्कालीन भारत सरकारके प्रशासकीय एवं सैनिक 
दोषोंपर एक पुस्तक भी लिखी थी । 

नेहरू, पण्डित जवाहरलाल (१८८९६-१६६४)-भारतीय 
स्वतंत्रता संग्रामके महान्‌ सेनानी एवं स्वतंत्न भारतके 
प्रथम प्रधान मंत्री । जन्म इलाहाबादमें १४ नवम्बर 
१८८६ ई० को हुआ । वे पं० मोतीलाल नेहरू और श्रीमती 
स्वरूप रानीके एकमात्र पुत्र थे । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
घरपर ही हुई और १५ वर्षकी उम्रमें वे इग्लैण्डके हैरो 
स्कूल भेजे गये । वहाँ (हैरो)से ट्रिनिटी कालेजमें दाखिल 
किये गये और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयसे स्नातक हुए। 
उनके विषय रसायनशास्त्र, भूगर्भ विद्या और वनस्पति 
शास्त्र थे । १९१२ ई० में वे बैरिस्टर बने और उसी वर्ष 
भारत लौटकर उन्होंने इलाहाबादमें वकालत प्रारम्भ की । 
बकालतमें उनकी विशेष रुचि न थी और शी प्र ही वे भारतीय 
राजनीतिमें भाग लेने लगे । १६१२ ई० में उन्होंने बाँकीपुर 
(ब्रिहार) में होनेवाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अधि- 
वेशनमें प्रतिनिधिके रूपमें भाग लिया और १६१६० के 
लखनऊ अधिवेशनमें वे सर्वप्रथम महात्मा गाँधीके सम्पर्कमें 
आये । उसी वर्ष उन्होंने कुमारी कमला कौलसे विवाह 
किया, जिनसे उन्हें एक पुत्री इन्दिरा, जो आजकल भारतकी 
प्रधान मंत्री हैं, तथा एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसकी शीघ्र ही 
मृत्यु हो गयी। aaah साथ-साथ पं० नेहरूकी रुचि 
भारतीय राजनीतिमें बढ़ती गयी । जालियाँवाल। वाग 
हत्याकांडकी जाँचमें देशबन्धु चितरंजनदास एवं महात्मा 
गाँधीके सहयोगी रहे और १६२१ के श्रसहयोग श्रांदोलनमें 
तो महात्मा गाँधीके अ्रत्यधिक निकट सम्पर्कमें भ्रा गये । 
महू सम्बन्ध समयकी गतिके साथ-साथ दृढ़तर होता गया 





नेहरू, पण्डित जवाहरलाल 
ae उसकी समाप्ति Fae महात्मा गाँधी जीकी मृत्युमे 
ही हुई । 
असहयोंग आ्रांदोलनमें वे पहली बार जेल गये। उनके 
जीवनकालके नौ वर्ष जेलमें ही बीते । उन्होंने कुल नौ 
वार जेलयात्रा की । साइमन कमीशनके विरुद्ध लखनऊके 
प्रदर्शनमें उन्होंने भाग लिया । एक अहिसात्मक सत्याग्रही 
होनेपर भी उन्हें पुलिसकी लाठियोंकी गहरी मार सहती 
पड़ी । १६२८ ई० में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके महा- 
मंत्री बने और १९२९ के लाहौर अ्रिवेशनमें उसके ग्रध्यक्ष 
चुने गये । इसी ऐतिहासिक श्रधिवेशनमें कांग्रेसने पूर्ण 
स्वराज्यका प्रस्ताव पारित किया था। बे पुनः १६३६ 
तथा १६४६ में इसके अध्यक्ष हुए और १६५१ से १६५४ 
तकके प्रत्येक अधिवेशनमें कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते रहे । 
१६५८ ई० में उतकी पुत्री इन्दिरा (गाँधी) भी उसी अध्यक्ष 
पदपर आसीन हुईं, जिस पदको उनके पिता एवं पितामह्‌ 
(पं० मोतीलाल नेहरू) सुशोभित कर चुके थे । 

१६२६ के बाद Go नेहरू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनके 
अग्रणी नेता रहे । १६३० ई० में सविनय अवज्ञा आंदोलतमें 
उन्हें ६ मासका कारागार-दण्ड मिला और वहाँसे मुक्त 
होनेके केवल ८ दिन बाद ही उन्हें धारा १४४ भंग करनेके 
अभियोगमें पुनः बन्दी वनाया गया तथा ३० माहका कारा- 
गार-दण्ड मिला । किन्तु एक वर्ष are ही उन्हें मुक्त कर 
दिया गया । कारागारसे छूटनेके १२ दित बाद ही उनके 
पिता पं० मोतीलाल नेहरू की १६३१ ई० में मृत्यु हो गयी। 
उसके उपरान्त जेलयात्राओं तथा परिवारके प्रियजनोंके 
विछोहका afarar लगा रहा। उतकी माता स्वरूप 
रानीजी तथा पत्नी कमलाजी गंभीर रूपसे अस्वस्थ FT 
माँ पक्षाघातसे तथा पत्नी राजयक्ष्मासे पीड़ित थीं। 
जब वे सातवीं बार कारागारमें थे, तभी जमनीमें उनकी 
पत्नी मरणासन्न दशामें पहुँच गयीं और सरकारने अन्तिम 
क्षणपर उन्हें पत्नीकी मृत्युशैय्याके निकट पहुँचनेकी अनुमति 
दे दी । कमलाजीकी मृत्युके बाद ही १९३८ ई० में उनकी 
माताकी मृत्यु हो गयी । उपरान्त उन्होंने स्पेन, चेकोस्लो- 
वाकिया और चुंगकिग (चीन)का भ्रमण किया। किन्तु 
भारतकी राजनीतिक गतिविधियोंसे उनका निकट सम्पर्क 
बराबर बना रहा । १६३६ ई० में महात्मा गाँधीके विरोध 
करनेपर भी नेताजी सुभाषचन्द्र aga भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसके दूसरी बार अध्यक्ष चुने जानेप र, उनमें झ्ौर नेताजी- 
में गंभीर सैद्धान्तिक मतभेद हो गया और उन्होंने उनके 
द्वारा गठित afar कमेटीसे त्यागपत्न दे दिया । १६४० ई० 
में महात्माजी द्वारा निर्देशित व्यक्तिगत सत्याग्रह भ्रानदोलन- 





QaFt 


नेहुरू, पण्डित जबाहुरलाल 


QW 





में भाग लेनेके कारण उन्हें ४ वर्षोका कारागार-दण्ड मिला, 
किन्तु एक वर्ष बाद ही छोड़ दिये गये । उसके उपरान्त 
qa हार्बरपर हवाई हमलेकी घटना घटी, जिसके फलस्वरूप 
जापान और प्रमेरिका भी द्वितीय विश्व महायुद्धमें कूद 
पड़े । युद्ध क्रमशः भारतकी पूर्वी सीमाओ्रेंके निकट 
पहुँच गया । 

पंडित नेहरूके लिए वे दिन घोर मानसिक पीड़ाके थे । 
एक ओ्रोर बे धुरी राष्ट्रों (जर्मती, इटली और जापान ) 
की पराजय भी चाहते थे और दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों तथा 
अंग्रेजोंकी विजयसे भारतके भविष्यको लेकर गंभीर रूपसे 
चिन्तित भी थे। अ्रहिसकके प्रश्वपर उनमें और महात्मा 
जीमें मतभेद था, क्योंकि गाँधीजी अहिसाकों जीवनका 
एक मार्ग मानते थे और पंडित नेहरू उसे केवल एक नीतिके 
रूपमें स्वीकार करनेके पक्षमें थे । अन्तमें उन्होंने महात्मा 
गाँधीके दृष्टिकोणको ही ATA और अगस्त १६४२ Lott 
उनके द्वारा संचालित भारत छोड़ो' झ्रांदोलनपें सक्रिय 
भाग लिया। अन्य भारतीय Faire are वे भी बन्दी 
बना लिये गये । इस नवीं बार वे सबसे अधिक दिनों तक 
कारागारमें रहे । जून १६४५ SoH उन्हें AAT कर दिया 
गया । उपरान्त उन्होंने मुसलिम लीगके साथ ब्रिटिश 
मंत्रिमंडलीय योजना (कैबिनेट मिशन प्लान ) पर पारस्परिक 
विचार-विनिमय किया, पर वार्ताएँ अ्रसकल रहीं। 
२ सितम्बर १६४६ ई० को तत्कालीन वाइस रायके झआमंत्रण- 
पर जो अन्तरिम सरकार बनी, उसके वे प्रधान चुने गये 
मुस्लिम लीगको इस अन्तरिम सरकारमें सम्मिलित करनेमें 
उनको सफलता तो मिली, किन्तु जिन्ना (दे०)के नेतृत्वमें 
लीगसे कोई ठोस एवं विश्वसनीय समझौता न हो सका । 
परिणामस्वरूप कांग्रेस, जिसमें हिन्दू बहुसंख्य/में थे श्रौर लीग. 
जो पूर्णतया मुसलमानोंकी संस्था थीं, एक दूसरेसे दूर 
खिंचती गयीं । सम्पूर्ण देश, विशेषत: पंजाब और बंगलमें 
हिन्दू और मुसलमानोंका भयंकर रक्‍्तपात हुआ | 

इसी बीच लार्ड माउण्टबैटन भारतके वाइसराय 
नियुक्त हुए । प्रारंभमें कुछ विरोध और हिंचकके उपरान्त 
पं० नेहरू वाइसरायके इस सुझावसे सहमत हो गये कि 
भारतमें स्वतंत्रता और आंतरिक शान्ति-तभी संभव है 
जब देशका भारत और पाकिस्तानमें विभाजन हो जाय | 
३ जून १६४७ ई० BT To नेहरूने श्राकाशवाणीके माध्यमसे 
घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने देशके विभाजनकी 
योजना स्वीकार कर ली है। १५ TET १६४७ Fo को 
वे स्वतंत्र भारतके प्रथम प्रधान-मंत्नी बने। तब उनकी 
उम्रके ५८ बर्षोंमें ३ मास कम थे। 





१७ वर्षों तक वे भारत सरकारके इस महत्त्वपू 
पदपर ania रहे और कार्यरत रहते हुए ही २७ मई 
१६६४ ई० को उनका देहात हो गया | विश्वके प्रमुख 
राजनीतिज्ञोंमें उनका एक विशिष्ट और सम्माननीय 
स्थान था। उन्होंने यूरोप और एशियाके सभी देशोंकी 
यात्राएँ की थी । सभी देशोंमें, विशेषतः रूस और चीनमें भी, 
जहाँ वे १६५४ में गये थे, उनका भव्य स्वागत किया गया । 

देशकी आल्तरिक. समस्याग्रोंको सुलझानेमें नेहरूके 
सम्मुख अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुई । उनकी सरकारको 
सर्वप्रथम महात्मा! साँधीकी हत्याका ग्राघात सहना पड़ा,। 
कश्मीर और हैदरावादके जटिल प्रश्नोंके साथ-साथ 
शरणार्थियोंकी दीर्घधकालिक तथा हृदयविदारक विकराल 
समस्याएँ भी समक्ष थीं। यद्यपि फ्रांसीसी औपनिवेशिक 
वस्तियोंकी समस्याओ्रोका, पारस्परिक समझौतेसे समाधान 
हो गया, तथापि पुर्तगाली बस्तियोंके भारतमें विलयन हेतु 
१६६१ ई० में सेनाका प्रयोग पड़ा । दक्षिणसे 
लेकर नागालैण्ड तक सम्पूर्ण देशमें संकीर्ण भाषावाद एवं 
साम्प्रदायिकताबादकी प्रवृत्तियाँ फिरसे उभरने लगीं और 
कहीं-कहीं तो za प्रश्नोंने हिसात्मक रूप धारण कर लिया । 
फिर भी नेहरू सरकार, सामान्यतः सम्पूर्ण देशमें शान्ति, 
सुवब्यवस्था तथा जनमतपर आधारित उसका संवैधानिक 
स्वरूप बनाये रखनेमें समर्थ रही, जिससे cada भारतके 
नूतन इतिहासका श्रीगणेश हुआ। समुचित साधनोंका 
mara होते हुए भी उनके मंत्रिमंडल द्वारा तीन पंचवर्षीय 
योजनाओ्रोंके माध्यमसे देशके झौद्योगिक एवं सामाजिक 
विकासकी watt योजना sari adi, जिसके परिणाम 
यथेष्ट समय बीतनेपर ही दृष्टिगत होंगे | 

aha सम्बन्धोंमें go नेहरूने. तठस्थताकी नीति 
अपनायी और आंग्ल-अ्रमेरिकी तथा रूसी, दोनों ही गुटोंसे 
अलग रहे । उन्होंने दोनों ही गुटोंके देशोंसे मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
बनाये रखे और समस्त श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादोंकों परस्पर 
विचार-विमर्श एवं शान्तिपूर्ण समझौतेसे सुलझानेपर वल 
fear) उनके विचारों और आद्शोको भलीभाँति न 
समझनेके कारण कई बार उनकी तीज झ्रालोचना भी हुई, 
पर मेक्सिकोकी सीनेटके एक संदस्यके शब्दोंमें “बे सही- 
रूपसे विश्वमें शांति और सोहादके सच्चे नायक थे ।' 
पाकिस्तानके साथ उन्होंने मैत्नीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करनेका 
भरसक प्रयास किया और एक युद्ध-निषेध संधिका भी प्रस्ताव 
रखा, परन्तु सीटो ate सेण्टोंकी सदस्यता तथा भ्रमरीका- 
से बिना att ही" प्राप्त अत्यधिक सैनिक सहायतसे प्रोत्सा- 
हित होकर पाकिस्तानने उस सन्धि-प्रस्तावकों ठुकरा दिया । 














228 


२२८ 


नेहुरू, पण्डित जवाहरलाल 





इस प्रकार भारत और पाकिस्तानके सम्बन्धोंको सुधारनेमें 
do नेहरूके प्रयास असफल रहे । उन्हें सर्वाधिक Tas 
अक्टूबर १६६२ ई० में लगा, जब चीनने, जिसे भारतने 
farts सैनिक अथवा sree किसी प्रकारके विरोधके तिव्बतपर 
बलपूर्वक अधिकार कर लेने दिया था, भारतीय सीमाके 
अंतर्गत घुसकर लद्दाख तथा उत्तरी पूर्वी सीमांचल प्रदेशों 
(नेफा)पर आ्राक्रमण कर दिया। इस APT 
कारण दीघेकालसे चला आ रहा भारत-चीन सीमा- 
विवाद था। 

पं० नेहरू तथा भारतके लिए यह ग्राक्रमण अप्रत्याशित 
ar) यद्यपि लह्दाखमें भारतीय सैनिकोंने चीनियोंको 
यथासंभव रोकनेका प्रयास किया, तथापि उत्तरी पूर्वी 
सीमामें चीनी सेनाएँ निरन्तर घुसती चली ah वे 
आसाम प्रदेशकों रौंद डालनेकी स्थितिमें थीं, पर नवम्बर 
१६६२ ई० में चीनने एकतरफा युद्धविरामकी घोषणा कर 
दी और नेफासे उसकी सेनाएँ लोटने लगीं । यद्यपि भारतने 
युद्ध-विराम स्वीकार नहीं किया, तथापि उसके सम्मुख 
युद्ध बन्द करनेके अतिरिक्त श्रन्य कोई उपाय ने था। 
देशभरमें भारतकी इस सैनिक एवं सामरिक तैयारीके 
ग्रभावकी तीत्र आलोचना हुई | फलतः To नेहरूकों अपने 
रक्षामंत्री कृष्ण मेननकों हटाकर मंत्रिमंडलमें परिवर्तन 
करना पड़ा। उन्होंने विश्वके सभी देशोंसे सहायताकी 
अपील की और इंग्लैण्ड, अमरीका तथा रूसने भारतके 
प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए तत्काल सहायताका 
वचन दिया | किन्तु आंग्ल-अमरीकी गुटने भारतकी इस 
विषम परिस्थितिका अनुचित लाभ उठानेके लिए पं० नेहरू- 
पर दबाव डालना प्रारम्भ किया कि वे भारत-पाकिस्तान- 
के बीच उन विवाइग्रस्त क्षेत्रोंको जो भारतके अभिन्न 
भूभाग वन चुके थे, पाकिस्तानकों देकर समझौत। कर लें । 
किन्तु पंडित जी विपत्तियोंसे घबरानेवाले व्यक्ित न थे । 
वे आग्ल-अमरीकी गुटठकी चालोंमें न GA उन्होंने 
देशवासियोंको चीनके साथ एक दीर्घकालीन संघर्षकी 
चेतावनी भी दी। दिसम्बर १६६२ ई० में अफ्रीका तथा 
एशियाके कुछ देशोंने कोलम्बो (श्रीलंका)की एक बेठक- 
में एक योजना तैयार की, जो 'कोलम्बो योजना के नामसे 
विख्यात है और जिसमें भारत तथा चीनके सीम।-सम्बन्धी 
विवादोंको हल करनेके कुछ सुझाव थे । यद्यपि इस योजनाके 
कुछ सुझाव प्रत्यक्षरूपसे भारतके प्रति न्‍्यायोचित न 
थे, तथापि पंडित नेहरूने उन्हें स्वीकार कर लिया, क्योंकि 
वे युद्ध भ्रथवा संघर्षकी अपेक्षा शांतिमय ढंगसे इन विवादोंको 
समाप्त करना चाहते थे। किन्तु चीनने उन सुझाब्रोंको 


स्वीकार न किया और सीमा-वित्रादका प्रश्न पण्डित 
नेहरूकी मृत्यु पर्यत बना रहा। 

पंडित नेहरू पहले राष्ट्राध्यक्ष थे, जिन्होंने १६६३ Eo 
में रूस, Saves तथा अमेरिकाके बीच आंशिक प्रमाणविक 
परीक्षण-निषेध संधिपर हस्ताक्षर किये जानेका स्वागत 
किया । उपरान्त लोकसभाके कुछ उपचुनावोंमें कांग्रेसी 
उम्मीदवारोंकी विफलताके कारण कांग्रेस cat उन्हें 
सुझाव दिया कि वे अपने मंत्रिमंडलका galiza करें, 
ताकि कांग्रेसके कुछ गण्यमान्य नेता दलकों पुनर्सगठित 
करनेमें अपना पूर्ण समय दे सकें । पंडित नेहरूने अ्रपने 
मंत्रिमंडलके सदस्योंकी संख्या कम वःर दी और श्री मोरारजी 
देसाई तथा श्री पाटिल सरीखे अपने पुराने सहयोगियोंका 
त्यागपत्न स्वीकार कर लिया । साथ ही उन्होंने एक छोटे 
तथा ठोस मंत्रिमंडलक। गठन किया । जनवरी १६६४० में 
जब वे भुवनेश्वर कांग्रेस अधिवेशनमें भाग जे रहे थे, तभी 
वे गंभीर रूपसे अस्वस्थ हो गये। यद्यपि कुछ दिनोंके 
लिए उनके स्वास्थ्यमें थोड़ा सुधार अवश्य हुआ, किन्तु 
२७ मई १६६४ Fo को दिल्लीमें उनका प्राणान्त हो गया | 

पंडित नेहरू एक महान्‌ राजनीतिज्ञ और प्रभाव- 
शाली वक्‍ता ही नहीं, ख्यातिलब्ध लेखक भी थे । उनकी 
आत्मकथा १६३६ ई० में प्रकाशित हुई और संसारके 
सभी देशोंमें उसका आदर हुआ । उनकी अन्य रचनओंमें 
भारत और विश्व ( India and the World ), 
सोवियत रूस ( Soviet Russia ), विश्व इतिहासकी 
एक झलक ( Glimpses of World History ), 
भारतकी एकता ( Unity of India ) और स्वतंत्रता 
giz उसके बाद ( Independence and After ) 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमेंसे श्रन्तिम दो पुस्तकें उनके 
फुटकर लेखों और भाषणोंके संग्रह हैं। 

स्वतंत्रता सेनानीके रूपमें पंडित नेहरू स्वाधीन 
भारतीय गणतंत्रके मुख्य निर्माता थे, किन्तु राष्ट्रवादके 
प्रति उनका दृष्टिकोण व्यापक था। विश्वकी समस्त 
मानव जातिकी स्वतंत्रताके प्रति उन्हें प्रेम था । इसीलिए 
उन्होंने: over, एशिया तथा दक्षिण अमरीकाके सभी 
caren आंदोलनोंके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की TAT 
उनका समर्थन भी किया । देश, ad, वर्ण और जातिके 
Gaia Haz उठकर उन्हें समस्त मानव जातिकी स्वतंत्नतामें 
गहरी निष्ठा थी । इसी प्रकार विश्व शांतिकी स्थापनाके 
प्रयासोंमें उन्हें ग्रटूट विश्वास था और इस हेतु वे संयुक्त 
राष्ट्रसंघके . प्रबल समर्थक थे। स्वेज नहर, कोरिया, 
लाझोस, कांगों और वियतनाम सरीखी at searchers 





५०० 


नेहरू, पण्डित मोतीलाल-पंजदेह 


२२६ 





समस्याओंको उन्होंने शांतिपूर्ण arate सुलझानेका सुझाव 
दिया और विश्वने भी उनके विचारोंका आदर किया । 
नेहरू, पण्डित मोतीलाल (१८३१-१६३१)-ख्यातिलब्ध 
देशभक्त, HH दिल्लीके एक कश्मी Tears १८६१ ई० 
में । उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत प्रारम्भ की 
आर थोड़े ही समयमें समस्त उत्तरी भारतके बड़े वकीलोंमें 
उनकी गणना होने लगी । १६१६ ई० में माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड 
रिपोर्टके झ्रधारपर किये गये शासन-सुधारोंके उपरान्त 
वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके आ्रान्दोलनमें सम्मिलित हुए 
ar उसका समर्थन करनेके लिए “इण्डिपेण्डेण्ट' नामक 
एक दैनिक निकालना प्रारम्भ fran) १६२० ईश्में 
असहयोग आ्रान्दोलनमें सम्मिलित हुए और आर्थिक दृष्टिसे 
अपनी अत्यन्त लाभप्रद वकालत छोड़नेके स।थ ही अ्रसेम्बली- 
की सदस्यतासे भी त्यागपत्न दे दिया। किन्तु कुछ ही 
समयके उपरात्त उन्होंने तत्कलीन राजनीतिक परिस्थितियों 
पर पुनविचार करके देशबन्धु चितरंजन दास (दे०)के 
सहयोगसे कांग्रेसके श्रन्दर स्वराज्य पार्टीकी स्थापना की । 
१६२३ ई० में वे पुनः असेम्बलीके सदस्य चुने गये और वहाँ 
स्वराज्य पार्टीके नेता बने । 
प्रभावशाली वक्ता होनेके साथ ही वे कुशल संसदीय 
नेता भी थे। परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक होते हुए भी 
उनकी स्वराज्य Tet तत्कालीन शसेम्बलीमें अनेक 
उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त कीं। वे भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेके दो बार, प्रथम बार १६१६ ई० कलकत्तामें 
ओर दूसरी बार १६२८ ई० में अमृतसरमें, श्रध्यक्ष बने 
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ओरसे १६२८ ई० में भावी 
भारतीय संविधानकी एक रूपरेखा तैयार की, जो 'नेहरू 
रिपोर्ट के नामसे विख्यात हैं। इस रिपोर्टमें उन्होंने 


भारतवर्षके लिए तत्काल श्रौपनिवेशिक स्वराज्य दिये-जाने- * 


की संस्तुति की थी । किन्तु जब तत्कालीन भारत सरकारने 
उस रिपोर्टकों अ्रस्वीकार कर दिया, तब to मोतीलालने 
१६३० के अ्रसहयोग श्रांदोलनमें सक्रिय भाग लिया। वे 
कारागार भेज दिये गये। जेलयात्राका उनके स्वास्थ्यपर 
बड़ा ही सांघातिक प्रभाव पड़ा श्रौर १६३१ ई० में, एक 
वर्ष उपरान्त ही उनकी मृत्यु हो गयी | to मोतीलाल 
भारतके एक सच्चे सपूत तो थे ही, उन्होंने देशकों पंडित 
जवाहरलाल नेहरू सरीखा पुत्नरत्न भी दिया । 

नौनिहालसह-महाराज रणजीतर्सिह (दे०)के पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी खड़गर्सिह (दे०)का पुत्र । अपने पिता 
खड़गसिहकी gear एक दिन बाद ही एक दुर्घटनामें मार्च 
१८४० ई० में उसकी मृत्यु हो गयी । 


नौमुस्लिम-श्राक्रमणकारी मंगोलोंको, जिन्होंने १२६२ Sot 
आसपास इस्लामधर्म ग्रहण कर लिया और जिन्हें किलोखेड़ी 
तथा facet आसपास बसा दिया गया था, 'नौमुस्लिम' 
कहा जाता था। लेकिन उनको बसा दिये जानेके बाद 
भी मंगोलोंके आक्रमण होते रहे, श्रतश्व १२६७ ई० में 
तत्कालीन दिल्‍ली शासक अलाउद्दीन खिलजी (दे०)ने 
इन सभी नौमुस्लिमोंकी हत्या करा दी, क्योंकि उसे इनपर 
मंगोलोंसे sea रचनेका संदेह हो गया था। 

नौसेना विद्रोह-१६४७ ई० में बम्बईके बन्दरगाहमें स्थित 
भारतीय नौसेन।ने विद्रोह कर दिया । यद्यपि उसके विद्रोह- 
ar बलपूर्वक दमन कर दिया गया, तथापि इससे स्पष्ट हो 
गया कि भारतीय नौसैनिकोंमें भी राज़नीतिक असंतोष 
फल गया है ate ब्रिटिश सरका रको सेनाके इस महत्त्व 
पूर्ण भागसे निष्ठा एवं श्राज्ञापालनकी आशा नहीं करनी 
चाहिए । 


प 


पंगुलकी लड़ाई-१४२० ई० में बहमनी सुल्तान फीरोज़ शाह 
और विजयनगरके राजा देव रायके बीच हुई । इस लड़ाईमें 
सुल्तान हार गया और विजयनगरकी सेनाने बहमनी 
राज्यके कुछ पूर्वी तथा दक्षिणी जिलोंपर भ्रधिकार कर 
लिया । इस हारसे सुल्तान बहुत खिन्न हो गया, उसने 
शासनसे हाथ खींच लिया और कुछ समय बाद उसकी 
मृत्यु हो गयी । 

पंजवेह-प्रफगान सीमाक एक गाँव तथा जिल। और सामरिक 
दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण मर्व (दे०) नगरसे सौ मील दक्षिणमें 
स्थित । १८८४ ई०में रूसियोंने मर्वपर अधिकार कर 
लिया, जो भ्रफगानिस्तानकी सीमासे १५० मीलकी दूरी 
पर स्थित है। कुछ अंग्रेज सैनिक अधिकारी तथा राज- 
नीतिज्ञ झूठमूठ इस areal बहुत भ्रधिक सामरिक महत्त्व 
प्रदान कर रहे थे। Hara मर्वपर रूसका भ्रधिकार हो 
जानेसे इंग्लैण्डमें भारी खलबली मच गयी । १८८४ ई० 
में रूसी भ्रफगान सीमाकी ओर ओर श्रधिक ant बढ़ें 
और उन्होंने मार्च १८८५ ई० में अफगानोंकों पंजदेहसे 
निकाल दिया । इससे इंग्लैण्डमें ब्ेचेनी और बढ़ गयी। 
अंग्रेजोंको अफगानिस्तानपर रूसी हमलेका भय होने लगा । 
अतएव उन्होंने श्रफगानिस्तानके मित्र तथा रक्षक' होनेका 
ताटक करके, fing वास्तवमें अ्रफगानिस्तान होकर भारतकी 


२३० 


पंजाब-पंडित, श्रीमती बिजयालक्ष्मी 


दिशामें ort बढ़तेसे रोकनेके लिए, रूसियोंकी इस कार- 
रवाईपर गहरी नाराजी प्रकट की और इस बातकी भ्राशंका 
की जाने लगी कि पंजदेहके प्रश्वको लेकर इंग्लैण्ड और 
रूसमें लड़ाई छिड़ जायगी । अ्रमीर अब्दुर्रहमान (दे०) 
की बुद्धिमत्तासे यह लड़ाई टल गयी । उसने दूरदर्शितासे 
यह समझ लिया थ्रा कि यदि पंजदेहके प्रश्तपर इंग्लैण्ड 
और रूसके बीच लड़ाई हुई तो भ्रफगानिस्तान युद्धभूमि 
बन sim और वह इस विपत्तिकों दूर रखना चाहता 
था। उसने घोषंणा की कि ag निश्चय नहीं है कि पंजदेह 
वास्तवमें अफगानिस्तानका हिस्सा है और यदि पंजदेह 
और अ्रफगानिस्तानके बीच जुल्फिकार दर्रेपर उसका 
अधिकार मान लिया जाय ता उसे संतोष हो जायगा | 
अमीर अब्दुरंहमानके इस समझौतापरक रवैयेसे ब्रिटिश 
सरकारको भी झ्पना! रवैया बदलना पड़ा । इंग्ले्ड और 
रूसका संयुक्त सीमा कमीशन नियुक्त किया गया। उसने 
जिस सीम।-रेखाकी सिफारिण की, उसे १८८७ ई० में 
स्वीकार कर लिया गया। इस सीमारेखाके श्रनुसार 
पंजदेहपर रूसियोंका अधिकार और जुल्फिकार दरेंपर 
अफगानिस्तानक! अधिकार मान लिया गया। इस सिफा- 
रिशके अनुसार पार्मीरकी दिशामें रूसियोंके बढ़ावपर 
कोई रोकटोक नहीं लगायी गयी । 

पंजाब-पाँच नदियोंक! देश । पाँच नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, 

: रावी, व्यास तथा सतलज, जो सभी सिधुमें मिल जाती 
हैं । यह त्रिकोणात्मक प्रदेश है। सिधु aR सतलज 
इसकी दो भुजाएँ और हिमालय इसका आधार है। 
उत्तर-पश्चिममें ag हिमालयके उस पारके देशोंके साथ 
चार wae जुड़ा हुआ है, जितमें खेबर दर्रा मुख्य है। 
gare पश्चिमसे सभी युगोंमें सभी जातियोंके लोग यहाँ 
आकर बसते रहे हैं। इसे जातियोंका संगम-स्थल कहा 
जा सकता है। समुद्र मार्गसे यूरोपीयोंके aera पूर्व 
सभी झाक्रमणकारी पंजाब होकर भारतीय उपमह्ृद्वीपमें 
प्रवेश करते रहे हैं और उसकी आबादीपर अपने चिह्न 
छोड़ते रहे हैं। पंजाबमें अत्यंत प्राचीन कालसे सभ्यता 
फलती-फूलती रही है, जिसके ratio हालमें सिंधु घाटी 
सभ्यता (दे०)के रूपमें मिले हैं। ऐतिहासिक कालमें 
पंजाब पांचवी शताब्दी ई० Jo में हरवामनी वंशके Toe 
दारयबहु प्रथम (दे०)के साम्राज्यमें सम्मिलित था। 
३२६ ई० Go में जब मकदूनियाके राज! सिकन्दरने हमला 
किया, पंजाब कई छोटे-छोटे राज्योंमें Fer हुआ था, जिन्हें 
सिकन्दरने जीत लिया। परंतु वह पंजाबमें भ्रपने पैर 
नहीं जमा सका और उसकी मृत्युके बाद ही पंजाब मौर्य 


साम्राज्य (Zo) ar एक भाग वन गया । मौर्य साम्राज्य- 
के अपकर्ष तथा पतनके बाद पंजाबपर क्रमिक रीतिसे 
बाख्त्ी (बैक्ट्रिया)के यूनानियों (यवनों), शकों, कुषाणों 
तथा हुणोंने आक्रमण किया और उसपर अधिकार कर 
लिया । 
पंजाबका पहला मुसलमान विजेता गजनीका सुल्तान 

महमूद (६७१-१०३० Fo) (दे०) था, जिसके वंशजों- 
से इसे ११८६ ई० में शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीने जीत 
लिया । १२०६ ई० से यह दिल्ली सल्तनतके श्रधीन रहा 
और उसके ag अ्ठारहवीं शताब्दीके मध्य तक मुगल 
साम्राज्यका भाग रहा। तत्पश्चात्‌ इसपर श्रधिकार 
करनेके लिए agri, मराठों तथा सिखोंमें त्रिपक्षीय 
संघर्ष चलता रहा। १७६१ ई० में पानीपतकी तीसरी 
लड़ाई (दे०) में श्रफगान अ्रहमदशाह भ्रब्दालीकी विजयसे 
मराठोंकी राज्यशक्ति समाप्त हो गयी। इसके बाद ही 
प्रहमदशाह्‌ अ्ब्दालीकी भी मृत्यु हो गयी श्र सिखोंकी 
राज्यशक्तिक। उदय होने लगा | रणजीतर्सिह (१७६०- 
१८३६ ई०)ने पंजाबमें शक्तिशाली स्वतंत्र सिख राज्यकी 
स्थापना की । परंतु उसकी मृत्युके are ही राज्यमें 
अव्यवस्था फैल गयी और सिखों और अंग्रेजोंके बीच 
दो लड़ाइयोंके फलस्वरूप १८४६ ई० में पंजाब ब्रिटिश 
साम्राज्यमें सम्मिलित कर लिया गया। यह १६४७ ई० 
तक ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यके एक प्रांतके रूपमें फलता- 
फूलता रहा। १६४७ ई० में भारतके स्वाधीन होनेपर 
पंजाब दो भागोंमें बाँठ दिया गया । मुसलिम-बहुल पश्चिमी _ 
पंजाबको पाकिस्तान (दे०)में सम्मिलित कर लिया गया 
और पूर्वी पंजाब, जहाँ हिन्दुश्“ोंकी जनसंख्या अधिक थी, 
भारतका भाग बना रहा । 

पंजाब भूमि-बेदखली कानून-१६०० ई० में वाइसराय aE 
कर्जनकी प्रेरणासे बन।या गया | इस कानूनमें महाजनोंके 
पास भूमि firedt रख देनेवाले किसानोंकों बेदखलीसे 
सुरक्षा प्रदान की गयी। उसमें व्यवस्था की गयी कि 
वंश-परंपरासे भूमि जोतनेवाले किसानोंको कर्जेकी अदायगी- 
के लिए अ्रदालतसे प्राप्त की गयी डिगरीके stares 
भूमिसे बेदखल नहीं किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप 
पंजाबफे किसानोंकों भूमिहीन बननेसे रोक दिया गया । 

पंडितराब-शिवाजी (दे०)के श्रष्ट प्रधानोंमेंसे एक । वह 
राजपुरोहित था ate मराठा राज्यका धर्म विभाग उनके 
अधीन था । 

पंडित, श्रीमती विजयालक्ष्मी-जन्म १६०० fo में । पंडित 
मोतीलाल नेहरू (दे०)की पुत्री तथा पंडित जवाहरलाल 


23) 


पण्डिता रमाक्राई-पटेल, वल्‍लभभाई, सरवार 





नेहरू (दे०)की afer भारतके राष्ट्रीय आंदोलन 
तथा स्वाधीनत। संग्राममें मुख्य भाग लिया। aaa 
कलामें दक्ष हैं। भारतकी स्वाधीनताके बाद अनेक उच्च 
पदोंपर रह चुकी हैं। इंग्लैण्डमें भारतकी उच्चायुक्त 
(१६५५-६१ ई०), सोवियत संघ (१६४७-४६ ई०) 
तथा अ्रमरीका (१६४६-५१ ई०) में भारतकी राजदूत 
रह चुकी हैं। १६५४ ई० में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली- 
की अध्यक्ष रहीं । १६६२ ई० में महाराष्ट्रकी राज्यपाल 
नियुक्त हुईं । देशकी राजनीतिमें सक्रिय भाग लेनेके लिए 
अक्तूबर १६६४ fo में इस पदसे इस्तीफा दे दिया और 
पंडित नेहरूके फूलपुर निर्वाचन क्षेत्रसे लोकसभाकी सदस्य 
चुनी गयीं । १६६७ ई० में चौथे आम चुनावमें पुनः इसी 
क्षेत्रसे विजयी हुईं । १६७१ fo में राजनीतिसे श्रवकाश 
ग्रहण कर लिया । 

पंडिता रमाबाई (१८५८-१६२२ ई० )-उन्नीसवीं शताब्दी- 
की उन थोड़ी-सी भारतीय महिलाझ्रोंमें मुख्य, जिन्होंने 
पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की । वे बाल्यावस्थामें ही विधवा 
हो गयी थीं। उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया और 
एक विधवाश्रमकी स्थापना की। उन्होंने अ्रमरीकामें 
व्याख्यान दिये और भारतीय afgensit, विशेषरूपसे 
हिन्दू विधवाओ्“ोंके लिए एक शिक्षण संस्थान खोलनेके 
निमित्त धन-संग्रहका प्रयास किया। पश्चिमी देशोंमें 
उनकी विद्वत्ता एवं वाग्मिताकी बड़ी प्रसिद्धि थी और उन्हें 
सरस्वती की उपाधिसे विभूषित किया जाता था। 

पंत, गोविन्दबल्छभ-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके एक प्रमुख 
सदस्य तथा नेता। स्वाधीनताके बाद वे उत्तर प्रदेशके 
मुख्य मंत्री हुए और पंडित नेहरूके केन्द्रीय मंत्रिमंडलमें 
गृह dates रूपमें सम्मिलित होने तक प्रांतका प्रशासन 
बड़ी योग्यताके साथ चलाते रहे । उन्होंने देशकी महती 
सेवा की और जिस समय उनकी मृत्यु हुई, उस समय भी 
वे केन्द्रीय गृह मंत्रीका पदभार संभाले हुए थे । 

पंत प्रतिनिधि-यह पद पेशवा (दे०)सेभी ऊँचा था। 
यह नया पद शिवाजीके दूसरे पुत्र राजाराम (दे०)ने 
उस समय बनाया जब उसने जिंजीके किलेमें शरण ले रखी 
थी। शाह (दे०)के राज्यकालमें पंत प्रतिनिधिके पदका 
महत्त्व घट गया और पेशवाके पदक महत्त्व बढ़ गया | 

पटना-भारतीय गणराज्यके बिहार राज्यकी राजधानी । 
गंगाके तटपर प्राचीन पाटलिपुत्न (दे०) नगरीके निकट 
स्थित है। ईस्ट इंडिया कम्पनीने पटनामें एक व्यापारिक 
केन्द्र खोल रखा था और मि० एलिस उसका प्रधान था । 
१७६३ ई० में उसने बंगालके नवाब मीर कासिमसे पटना 


२३१ 





.. छीन लेनेकी कोशिश की, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली । 


इसके फलस्वरूप अंग्रेजों और मीर कासिमके बीच युद्ध 
शुरू हो गया। मीर कासिमके हार जानेपर तथा ईस्ट 
इंडिया कम्पनीकों दीवानी मिल जानेपर पटना बिहारके 
पटना डिवीजनका! मुख्यालय बना दिया गया । १६१२ Fo 
में यह बिहार तथा उड़ीसाके नवनिर्मित sida राजधानी 
बना दिया गया और यहां पृथक्‌ उच्च न्यायालय तथा 
विश्वविद्यालयकी स्थापना कर दी गयी । 

पटियाला-एक नगर और पंजाबकी एक भूतपूर्व देशी रियासत 
भी । दिल्लीसे लगभग १२५ मील उत्तर-पश्चिममें स्थित 
है । रियासतकी स्थापना १७६३ ई० में सिखोंकी फुलकियां 
fara एक सरदारने की थी । रणजीतसिंह (दे०)के 
राज्यप्रसारके भयसे पटियाला राज्य १८०६ ई० में अंग्रेजों- 
का रक्षित राज्य बन गया और जुल।ई १६४८ ई० में भारत 
संघमें विलयत होने तक रक्षित राज्य बता रहा। यह 
पहले पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ (जिसे संक्षेपमें 
पेप्सू कहते थे) का हिस्सा था, कितु १६५६ ई० के राज्य 
पुनर्गठन अधिनियमके अंतर्गत इसे पंजाब राज्यका एक 
हिस्सा बना दिया गया । ब्रिटिश शासन कालमें पटियाला 
नरेश, महाराज भूपेन्द्रसिह (9589-9885 fo )ने 
पटियाला रियासतकी काफी उन्नति की, नरेन्द्रमंडलकी 
स्थापतामें भारी योग दिया और १६२५ ई० में राष्ट्रसंघ 
असेम्बलीमें देशी राजाश्रोंका प्रतिनिधित्व किया । 

पटेल, वल्‍लभप्ताई, सरदार (१८७५-१६५० ई०)-एक 
प्रसिद्ध देशभक्त तथा राजनेता, जन्म ३१ अक्तूबर १८७५ 
ई० को गुजरातमें । उन्होंने गोधरा नगरमें वकालतसे 
जीवन आरम्भ किया। बादमें उन्होंने इंग्लैण्ड जाकर 
बैरिस्टरी पास की और लौटकर अहमदाबादमें रहने लगे । 
महात्मा गांधीसे जब पहली बार मिले तो अ्रहमदाबादमें 
ही बैरिस्टर थे । इसके बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें 
सम्मिलित हो गये और बारडोली सत्याग्रहक। नेतृत्व किया 
और जेल गये । बारडोलीके किसानोंका जिस कुशलतासे 
संगठन किया, उसके फलस्वरूप बे गांधीजीके afew Fre 
आ गये और उनके द्वारा सरदार' कहलाने लगे। क्रमिक 
रीतिसे सरदार पटेलको कांग्रेस नेताभोंमें उच्च स्थान 
प्राप्त हो गया । १६३१ fo में वे कांग्रेसके भ्रध्यक्ष चुने 
गये और १९६४२ So में महतत्मा गांधी द्वारा चलाये गये 
'भारत-छोड़ो' आंदोलनमें प्रमुख भाग लिया। कांग्रेस 
वकिंग कमेटीके सभी सदस्योंके साथ उन्हें नजरबंद कर 
दिया गया और १६४५ ई० में उनके साथ वे भी रिहा 
किये गये । 


१६४६ ई० में गठित भ्रंतरिम सरका रमें वे गृह सदस्यके 
रूपमें सम्मिलित हुए । इसके बाद ही सारे देशमें साम्प्र- 
दायिक दंगे शुरू हो गये, जिन्हें रोकनेमें श्रांशिक सफलता 
ही मिली । स्वाधीनताकी अनिवार्यता देखते हुए वे देशके 
विभाजनसे सहमत हो गये और स्वतंत्नता-प्राप्तिके बाद 
गृह मंत्नी तथा उपप्रधान मंत्री नियुक्त हुए । इस पदपर 
१५ दिसम्बर १६५० ई० को मृत्यु होने तक बने रहे । 
भारतीय गणराज्यके उपप्रधान मंत्री तथा गृहमंत्रीके रूपमें 
उन्होंने बड़ी दृढ़ताका परिचय दिया, जिसके फलस्वरूप वे 
“लौहपुरुष के रूपमें विख्यात हुए। उनकी सबसे महान्‌ 
उपलब्धि शांतिपूर्ण रीतिसे भारतीय गणरा/ज्यमें देशी 
रियासतोंक। विलयन था । 

१६४७ ई० में पाकिस्तानके हमलेके बाद कश्मीरका 
भारतमें विलयन स्वीकार करनेके निर्णयमें उनका मुख्य 
हाथ था। उनकी अंतिम महान्‌ उपलब्धि हैदराबादके 
निजामके विरुद्ध पुलिस काररवाईका निर्णय था। इसके 
फलस्वरूप हैदराबाद रियासत भारतीय गणराज्यमें विलयन- 
के लिए विवश हो गयी और भारतीय उपमहाद्वीपमें तीसरा 
स्वतंत्र राज्य अ्रथवा दक्षिणमें पाकिस्तानका गढ़ नहीं बन 
सका। महंत्मा गांधीकी हत्याके समय उन्होंने अपनी 
स्वभावगत दृढ़ताक। परिचय दिया और हत्याकांडके बाद 
ही यह घोषणा करके कि ह॒त्यारा एक पागल हिन्दू था तथा 
शांति तथा व्यवस्था बनाये रखनेके कड़े प्रबंध करके एक 
भयानक गृह Tae देशों बचा लिया । 

पटेल, fagerara झ्षबेरभाई (१८७३-१६३३ fo )-भारत- 
के प्रमुख राष्ट्रीय नेता और सरदार पटेलके बड़े भाई | 
२७ सितम्बर १८५७३ fo को नड़ियादमें जन्म श्रौर २२ 
अक्तूबर १६३३ ई०कों वियनामें देहावसान हुआ। 
१९६०५ fo बैरिस्टर हुए श्रौर वकालत करने लगे, परंतु 
शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनमें खिंच art 
उन्होंने रौलट कानून (दे०)के विरुद्ध प्रबल प्रांदोलन 
चलाया, केन्द्रीय भ्रसेम्बलीके सदस्य चुने गये, कितु कांग्रेसकी 
असहयोगकी नीतिके श्रनुसार सदस्यतासे त्यागपत्न दे दिया | 
बादमें waza पार्टी (दे०)में सम्मिलित हो गये और 
पुनः केन्द्रीय असेम्बलीके सदस्य चुने गये । वे केन्द्रीय 
असेम्बलीके पहले गैरसरकारी were निर्वाचित हुए श्रौर 
अपना निर्णायक मत ड/लकर सरकारी सार्वजनिक सुरक्षा 
बिलको श्रस्वीकृत करा दिया और अधिवेशनके दौरान 
पुलिसको केन्द्रीय भ्रसेम्बली हालमें प्रवेश करनेसे रोक 
दिया। उन्होंने १६३० ई० में कांग्रेस नेताशोंके नजरबंद 
कर दिये जानेके विरोधस्वरूप Salta श्रसेम्बलीके श्रध्यक्ष 


ade, बिट्ठलदास भवेरभाई-पद्मभूषण 


पदसे इस्तीफा दे दिया और इसके बाद ही स्वयं उनको भी 
नजरबंद कर दिया गया। जेलमें उनका स्वास्थ्य चौपट 
हो गया और वे स्वास्थ्य-सुधारके लिए यूरोप चले गये । 
वियनामें उनकी भेंट नेताजी सुभाष चन्द्र वसुसे हुई | नेताजी- 
पर उनका पूरा विश्वास था और उन्होंने उनको अपने 
इच्छानुसार राष्ट्रीय कार्योंमें खर्च करनेके लिए दो लाख 
रुपयेकी वसीयत कर दी । इसके बाद ही वियनामें उनकी 
मृत्यु हो गयी । १६३३ ई० में उनकी मृत्युपर छोटे भाई 
सरदार पटेलने असहयोगके सिद्धान्तोंमें विश्वास करते 
हुए भी भारतमें एक ब्रिटिश अदालतमें मुकदमा दायर कर 
दिया और बड़े भाईकी वसीयत रह करा दी । विट्वुलदास 
झवेरभाई पटेल महान्‌ देशभक्त थे और भारतके अंग्रेज 
शासक भी उनसे डरते थे । 

पठान-भारत ओर अफगानिस्तानके बीच सीमांत क्षेत्रमें 
रहनेवाली जनज।तियाँ । कुछ इतिहास ग्रंथोंमें, जैसे थामस- 
के श्रंग्रेजी भाषाके 'पठान बादशाहोंके वृत्तांत' शीर्षक ग्रंथमें 
इस शब्दका गलत प्रयोग किया गया है झौर कुतुबुद्दीनसे 
लेकर इब्नाहीम लोदीतक feet समस्त सुल्तानोंकों 
“पठान” लिख दिया गया है। fee सुल्तानोंके श्नधिकांश 
राजवंशोंका विकास तुकोंसे हुआ था, लोदी और संभवतः 
खिलजी वंश इसके अपवाद थे। शेरशाह श्रफगान था 
और उसके smal पठानवंश कह सकते हैं। सीमाप्रांतके 
पठान वजीरी, अ्रफ्रीदी आदि अनेक कबीलोंमें बंटे हुए हैं 
और कुछ समय पहले तक' लगभग घुमन्तू जीवन व्यतीत 
करते रहते थे । इसीलिए ये जब-तब भारतपर चढ़ाइयाँ 
करना जीवन-यापनका वैध साधन मानते थे। भारतमें 
बसनेवाले बहुत-से पठान रुपया उधार देनेका काम करते 
हैं श्र बड़ी लम्बी दरसे सूद वसूल करते हैं । 

पतंजलि-पाणिनि (दे०)की प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पुस्तक 
अष्टाध्यायीके ख्यातिन।मा टीकाकार, जिनकी उक्त टीक़ा 
“महाभाष्य' नामसे प्रसिद्ध है। विश्वास किया जाता है 
कि वे शुंग (दे०) राजा पुष्यमित्रके समसामयिक थे, जो 
दूसरी शताब्दी ई०पू०में हुआ | 

पतंजलि-एक wer दार्शनिक, जिन्होंने संस्कृत भाषामें 
“योगसूत्र' नामसे प्रसिद्ध दर्शन-ग्रंथकी रचना की । उनका 
काल प्ननिश्चित है, परंतु वे प्रसिद्ध भाष्यकार पतंजलिसे 
भिन्न थे। 

प्रदूमभूषण-भारतीय गणराज्यमें प्रदान किये जानेवाले 
अलंकरणोंमें इसका स्थान तीसरा है। सर्वोच्च अलंकरण 
'भारतरत्न' है और उसके बाद दूसरा स्थान 'पद्मविभूषण' 
are 


परद्सश्री-परसाज्ी भोंसले 





पद्‌मश्ली-भा रतीय गणराज्यमें प्रदान किये जानेवाले अलं- 
करणोंमें इसक/ चौथा स्थान है 1 

पव्‌मसंभव-एक प्रसिद्ध भारतीय भिक्षु जो आठवीं शताब्दी 
ई० के मध्यकालमें वर्तमान था। कहा जाता है कि वह 
पहले उद्यान (स्वार्त)का राजकुम।र था और उसने बौद्ध 
भिक्षुकी दीक्षा ले ली थी । तिब्बतके राजा स्थि-स्रोड-लदे- 
वचन्‌के निमंत्रगपर वह तिब्बत गया और वहाँ उसने 
तंत्रयानका प्रचार किया | तिब्बती लोगोंको विश्वास था 
कि उसे ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त थीं जिनसे वह अलौकिक 
चमत्कार दिखा सकता at उसने तिब्बतमें बौद्ध धर्मके 
जिस सम्प्रदायकी स्थापना की, उसे पश्चिमी विद्वान्‌ लाल 
टोपीवाले' कहते हैं। उसने तिब्बतके राजाको तथा 
बहुत-से तिब्बतियोंको शिष्य बनाया। उसने तिब्बतमें 
वौद्ध-धर्मके जिस रूपका प्रचार किया, वह “लामा aya: 
नामसे विख्यात है । तिब्बती लोग बुद्धके समान पद्मसंभवकी 
भी पूजा करते हैं । 

पव्मिमी-मेवाड़के राणा रतनसिहकी रानी । राजपूत aT 
श्रुतियोंके भ्रनुसार सुल्तान अ्लाउद्दीन खिलजी ofr 
रूपकी प्रशंसा सुनकर उसे पानेके लिए व्याकुल हो उठा 
और उसने १३०३ ई० में चित्तोड़पर हमला कर feat 
राजपूत बड़ी वीरताके साथ लड़े, परंतु वे चित्तोड़गढ़की 
रक्षा नहीं कर सके । जब यह देखा गया कि wa दुगंपर 
regen अधिकार होनेसे रोका नहीं जा सकता तो पश्चिनीने 
अन्य रानियोंके साथ जलती चिताओंपर कूदकर ‘site’ 
कर लिया । 

पनगलका राजा-जस्टिस अथवा श्रब्राह्मण पार्टीका नेता, 
जो गवनंमेण्ट ara इंडिया एक्ट, १९१६ के द्वारा स्थापित 
संविधानको क्रियान्वित करनेके लिए १६२१ ई० में मद्रासका 
मुख्य मंत्री नियुक्त हुआ । उसके मंत्रिमंडलने शिक्षा तथा 
मंदिरोंकी धर्मादा सम्पत्तिकी प्रबंध व्यवस्थामें सुधार किये | 

परगमा-प्रशासनकी दृष्टिसि सरकार (जिला)का एक 
उपविभाग । यह प्रशासकीय व्यवस्था भ्रकबरने की थी । 

परमार (fare) बंश-इसका आरम्भ नवीं शताब्दीके 
प्रारम्भमें Tas उत्तर मालवा (प्राचीन अवन्ती) क्षेत्रमें 
उपेन्द्र अथवा क्ृष्णराजसे हुआ । इसकी राजधानी धारा 
नगरी थी । इस aut are राजा हुए, जिनमें सातवाँ 
मुंज और आठवाँ मुंजक भतीजा भोज (दे०) सबसे 
प्रतापी था। मुंज श्रनेक वर्षों तक कल्याणीके चालुक्य 
राजाश्ोसे युद्ध करता रहा भर ६६५ ई० में युद्धमें ही 
मारा गया। उसका उत्तराधिकारी भोज (१०१८-६० 
ई०) गुजरात तथा चेदिके राजाभोंकी संयुक्त सेमाझोंके 


RRR 
साथ युद्धमें मारा गया। उसकी मृत्युके साथ परमार 
वंशका प्रताप awe हो गया, यद्यपि स्थानीय राजाओोके 
रूपमें परमार राजा तेरहवीं शताब्दीके आरम्भ तक 
राज्य करते रहे, Wat तोमरों (दे०)ने उनका उच्छेद 
कर दिया । परमार राजा, विशेषरूपसे मुंज और भोज 
बड़े विद्वान्‌ थे और विद्वानों एवं कवियोंके झ्राश्नयदाता थे । 

परसार्थ (४६६-५६६ ई०)-एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु तथा 
विद्वानू, जिसने ५४६ तथा ५६६ ई० के बीच अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक 'वसुबंधुचचरितकी रचना की। इस पुस्तकमें 
उसने कनिष्क (दे०)के द्वारा आमंत्रित. बौद्धोंकी 
चौथी संगीति (महासभा)का विवरण लिपिबद्ध 
किया है । 

परमादि (अथवा परमाल)-जेजाकभक्ति (दे०)का भ्रंतिम 
चंदेल शासक, जिसे एक महत्त्वपूर्ण स्वतंत्र राजा कहा 
जा सकता है। वह पाँच वर्षकी अवस्थामें सिंहासनपर 
aor और ११८२ fo तक राज्य करता रहा, जब कि 
चौहान राजा पृथ्वीराज (दे०)से युद्धें पराजित हो 
गया । पृथ्वीराजने उसकी राजधानी ध्वस्त कर दी। 
इस पराजयके बाद ही दिल्लीके सुल्तान कुतुबुद्दीन (Zo) 
नेतृत्वमें मुसलमानोंने उसके राज्यपर भ्राक्रमण कर दिया 
और कालंजरका किला घेर लिया | परमादिको कालंजर- 
का किला शत्तुओंके हाथ ale देना पड़ा श्रौर संभवतः 
युद्धभूमिमें वह मारा गया। उसकी मृत्युके साथ चंदेल- 
वंशका उत्कर्ष समाप्त हो गया । 

परवेज, शाहजाबा-बादशाह जहांगीरका दूसरा लड़का। 
उसके बड़े भाई शाहजादा TAH अंधा कर दिये जानेके 
बाद उसे युवराज बनाया गया । उसको मेवाड़पर ACHAT 
करनेके लिए भेजा गया, वह इलाहाबाद तथा दक्खिनमें 
ऊँचे WT रहा । उसके छोटे भाई शाहजादा ar 
(बादमें शाहजहाँ)ने जब जहाँगीरके विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया, उसने पिताका साथ दिया और १६२४ ई० में इलाहा- 
बादके निकट डमडमकी लड़ाईमें शाहजादा थुर॑मको हरा 
दिया । इसके बाद परवेज़को गुजरातका सूबेदार बना 
दिया गया । भ्रत्यधिक शराब पीनेके कारण १६२६ ई० में 
उसकी मृत्यु हो गयी । 

परशाद, राणा-राजपूतनेमें स्थित अमरकोटका शासक | 
उसने भगोड़े मुगल बादशाह हुमायूं औ्लौर उसकी नवपरिणीता 
बेगम हमीदा बानूको शरण दी । इनका पुत्र HAT राणा 
परशादके संरक्षणमें श्रमरकोटमें १५४२ ई० में पैदा हुआ | 

परसाजी भोंसले-रघुजी भोंसले (दे०)का पुत्र तथा उत्तरा- 
घिकारी | बह जद़ष॒ुद्धि था ate गद्दीपर बैठनेके एक 


23% 
v 


R83 


परान्तक प्रंधम-पतलबबंश 





साल बाद, १८१७ ई० में उसके चचेरेभाई meq साहेब 
(दे०)ने उसकी हत्या कर दी । 

परान्तक प्रथम-चोल राजा Afar (दे०)का पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी, जिसने goo ई०से ६४६ Fo तक राज्य 
किया । वह प्रबल पराक्रमी योद्धा था और उसने पांडय 
राजाओंकी राजधानी मदुरापर अधिकार कर चोल राज्य- 
की सीमाओ्रोंका विस्तार कर दिया। उसने सिहलद्वीप 
(श्रीलंका ) पर भी ग्राक्रमण किया t 

परान्तक द्वितीय-चोल राजा परान्तक प्रथम (दे०)का 
पौत्न, जिसने ६५६ से ६७३ ई० तक राज्य किया | 

परागल खां-वंगालके युल्त/न हुसेनशाह (१४३६-१५१६ 
ई०)का सेनापति । वह बँगला साहित्यका संरक्षक था | 
परमेश्वरने महाभारतका बंगला अनुवाद उसीकी आज्ञास 
क्रिया, जो बँगला भाषासें महाभारतका सबसे प्राचीन 
अनुवाद है | 

परिहार-देखिये, 'प्रतिहार' | 

परेरा, पादरी जूलियन-बंगालका बड़ा पादरी, जो १५७६ 
तथा १५७७ ई० में बादशाह अकबरके सम्पर्कमें आया 
और उसे ईस।ई धर्मके बारेमें जानकारी दी । 

पर्चाज, सेमुएल-भारतमें फिरंगियोंकी प्रारम्भिक बस्तियोंका 
विवरण-लेखक, जिसकी 'पिल्प्रिम्स” (यात्रीगण) नामक 
पुस्तक विख्यात है। कम्पनीके डाइरेक्टरोंका मत था कि 
भारतकी वस्तुस्थिति, डच लोगोंकी धूर्तताश्रों तथा भारत- 
में भूतपूर्व अंग्रेज व्यापारियोंकी धोखेबाजियोंके ज्ञानार्थ 
wees नौकरोंके लिए इस पुस्तकको पढ़ना बहुत जरूरी 
है । कम्पनीने भारतमें कर्मचारियोंकी ज्ञानवृद्धिके लिए 
१८६६ ई० में इस पुस्तककी प्रतियाँ भारत भेजी थीं । 

परोपनिसदे-यूनानी इतिहासक। रोंके श्रनुसार प्रफगानिस्तान- 
की राजधानी काबुलके भ्रासपासका भूभाग। सेल्यूकस 
निकेटरने आरिया (हेरात क्षेत्र), आकासिया (कंदहार 
क्षेत्र) तथा गदरोसिया (बलूचिस्तान)के साथ-साथ यह 
भूभाग it aya मौर्य (दे०)को सौंप दिया । 

पल्‍्लवबंश-इस वेंशके शासक अर्काट, मद्रास, त्रिचनापल्‍ली 
तथा तंजौरके आधुनिक जिलोंपर राज्य करते थे। उनके 
उत्कर्षकालमें यह राज्य उत्तरमें उड़ीसाकी सीमा तक 
तथा दक्षिणमें पेन्नार नदी तक.विस्तृत था । पश्निममें भी 
ag दक्षिण भारतमें दूर तक फैला हुआ था। यह पता 
नहीं है कि पललव राजवंशकी स्थापना कब हुई और किसने 
की । उत्तरी भारतके शिलालेखमें जिस सबसे पहले 
पत्लव राजाका उल्लेख मिलता है, वह कांचीक। विष्णुगोप 
था । चौथी शताब्दी ई० के लगभग मध्यक्रालमें समुद्रगुप्त 


(दे०)ने पहले उसे बंदी बनाकर फिर मुक्त कर दिया था । 
सिंहविष्णुके राज्यकालके बाद इस राजवंशका इतिहास 
अधिक सुनिश्चित रीतिसे ज्ञात है । सिंह॒विष्णु छठी शताब्दी 
fo के उत्तराधमें सिंहासनपर बैठा | उसके बाद लगभग 
दो शताब्दियों तक wae शक्तिशाली पललवबंशी राजाश्रों- 
ने राज्य किया । इन राजाश्रोंक नाम थे--महेद्धवर्मा 
प्रथम (लगभग ६००-२५ fo), नरसिह॒वर्मा प्रथम 
(लगभग ६२५-४५ fo), महेन्द्रवर्मा द्वितीय, परमेश्वर- 
वर्मा, नरसिहवर्मा द्वितीय, परमेश्वरवर्मा द्वितीय. महेन्द्र 
वर्मा तृतीय, नन्दीवर्मा (लगभग ७१७-८२ fo), aft 
वर्मा, नन्दीवर्मा द्वितीय तथा श्रपराजित । 

पललव राज्यकालके इतिहासकी सबसे मुख्य विशेषता 
यह है कि इसके पूर्वार्धकालमें इस वंशके राजाओंका वातापी- 
के चालुक्य राजाड्रोंके साथ तथा उत्तराधे कालमें मान्यखेट- 
के राष्ट्रकूट walt साथ wa युद्ध चलता 
रहा। महेन्द्रवर्मा प्रथम महान्‌ वास्तु-निर्माता था। 
उसने पत्थरोंको तराशकर अनेक मंदिर बनवाये । उसने 
महेन्द्र तालाब भी खुदबाया | उसे लगभग ६१० ई० में 
चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय (दे०)ने पराजित कर 
दिया और वह उसे वेज प्रांत सौंप देनेके लिए विवश 
हुआ । महेन्द्रके पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंहवर्मा 
(दे०) ने ६४२ ई० में पुलकेशी द्वितीयको परास्त कर दिया, 
उसकी राजधानी वातापीपर अधिकार कर लिया भौर 
उसका वध कर दिया। परंतु चालुक्योंने ६५५ ई० में 
इस हारका बदला ले लिया । चालुक्य राजा विक्रमादित्य 
प्रथमने पल्‍लव राजा परमेश्वरवर्माकों पराजित कर 
राजधानी कांचीपर अधिकार कर लिया | 

इसके बाद cera राज्यशक्ति efor होने लगी। 
लगभग ७४० ई० में पल्लव राजा नन्‍दीवर्मा प्रथमको 
चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीयने परास्त कर उसकी 
राजधानी कांचीपर पुनः अधिकार कर लिया । नन्‍दीवर्मा- 
के उत्तराधिकारी दंतिवर्माकों राष्ट्रकूट राजा गोविन्द 
तृतीय (दे०)ने परास्त कर दिया | AAA पल्‍लव राजाने 
राष्ट्रकूट राजा अ्रमोधवर्ष प्रथमकी gee frase करके 
अपनी राज्यशक्ति सुदृढ़ करनेका प्रयास किया । परंतु 
यह विवाह-सम्बंध अधिक समय तक, पललववंशकी रक्षा 
नहीं कर सका । नवीं शताब्दीके अंतमें चोल राजा आदित्य 
प्रथमने पल्‍लव राजा अ्पराजितकों परास्त करके पल्‍लव- 
dwar अंत कर दिया । इसके बाद पल्‍लव राज्य चोलोंके 
राज्यके अंतर्गत AT गया । 

प्रारम्भिक पल्‍लव राजाओंने श्रनेक मंदिरोंका निर्माण 


a3 


पलासीको लड़ाई-पांड्य 





कराया । उन्होंने मामल्‍लपुरम्‌ अथवा महाबलिपुरम्‌ नगर- 
की स्थापना की और वहांपर पांच रथ-मंदिरोंका निर्माण 
कराया। इनमें से प्रत्येक रथ एक-एक चट्टानकों काटकर 
बनाया गया हैं। इनपर सुन्दर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। ये 
मंदिर वास्तुकलाकी श्राश्चर्यजतक af हैं। कांचीमें 
vera tara बनवाये बहुत-से मंदिर हैं। उन्होंने 
कांचीको एक प्रकारसे मंदिरोंका नगर बता दिया । पल्‍लव 
राजा अधिकांशतः हिन्दूर्मानुयायी थे । उनमेंसे कुछ 
विष्णुके उपासक थे और कुछ शिवके । 

पलासीकी लड़ाई-रावर्ट क्लाइब (दे०)के नेतृत्वमें ईस्ट 
इंडिया कम्पनीकी सेना और बंगालके नवाब सिराजुद्दोला- 
की सेन। के बीच २३ जून १७५७ Fo को की गयी । नवाबके 
प्रमुख सेनाध्यक्ष मीर जाफर तथा उसके सहयोगियोंके 
विश्वासघातके कारण लड़ाई कुछ घंटे ही चली--सुबह्‌ 
आरम्भ हुई तथा दोपहर तक समाप्त हो गयी । फलतः 
नवाबकी हार हुई । इसे लड़ाई न कहकर झड़प कहना 
अधिक युक्तिसंगत होगा । फिर भी इसके गम्भीर परिणाम 
हुए । नवाब सिराजुद्दौला, जो युद्धभूमिसे भाग गया था, 
शीघ्र बंदी बना लिया गया और उसकी हत्या कर दी 
गयी । विजयी अंग्रेजी tar श्रपनी कठपुतली, विश्वासघाती 
are जाफरको लेकर मुशिदावादकी ओर बढ़ी aie उसके 
पहुँचते ही मुशिदाबादने बिना किसी लड़ाईके आत्मसमर्पण 
कर दिया । मीर जाफरको बंगालका नवाब घोषित कर 
दिया गया ae जाफर ने सारा खजाता Uae TET 
तथा उसके सहयोगी अंग्रेजोंको पुरस्कृत करनेमें लुटा दिया 
और पूरी तरहसे वह अंग्रेजोंका भ्राश्चित हो गया । अंग्रेज 
एक प्रकारसे बंगालके सर्वेसर्वा बनः गये । बंगालकी जो 
दौलत उनके हाथ लगी, उसने उनको भारतमें फ्रांसीसियों- 
पर विजय प्राप्त करनेमें बहुत मदद दी । फ्रांसीसियोंके 
साथ उनका जो युद्ध हुआ, वह कर्नाटक युद्धके नामसे 
विख्यात है | 

पल्‍लीलोरकी लड़ाई-१७८१ ई० में मैसूरके हैदरभली 
(दे०) और सर आयरकूट तथा जनरल पियसके नेतृत्वमें 
कम्पनीकी arate बीच हुई। इस लड़ाईमें हैदरअली 
हार गया और उसकी रोकथाम कर दी गयी। 

पेंवार-देखिये, 'परमार' | 

पांडव-राजा पांडुके पुत्र, जो पाँच भाई थे। महाभारतमें 
उनकी और कौरवोंकी प्रतिद्वन्द्रिता तथा लड़ाईक। वर्णन है । 

पांडिचेरी-मद्राससे कुछ मील दक्षिण भारतके पूर्वी तठपर 
स्थित एक बंदरगाह। इसकी स्थापना १६७४ ई० में 
फ्रांकोइस afer की, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कम्पनीका 


REM 





कर्मचारी था । १६६३ ई० में इसपर Sx लोगोंने श्रधिकार 
कर एक मजबूत किला बनाया। १६६६ ई० में यह 
फ्रांसीसी लोगोंको किलेके साथ वापस मिल गया । मार्टिन- 
ने समृद्ध नगरके रूपमें इसका विकास किया और यह 
भारतमें फ्रांसीसी स/म्राज्यकी राजधाती बना दिया गया | 
फ्रांसीसी लोगोंके पास बंगालमें चन्द्रनगगर, मलाबारमें 
माहे तथा कारोमंडल तटपर कारिकलकी वस्तियां थीं। 
अंग्रेजोंने १४४५ Go में और पुन: १७४७ ई० में पांडिचेरीपर 
कब्जा करनेकी कोशिश की, परंतु सफल नहीं हुए । a 
उन्होंने १७६१ ई० में इसपर अधिकार कर लिया । इसके 
for जानेसे भारतमें फ्रांसीसी साम्राज्यका अंत हो गया । 
१७६३ ई० में इसे फ्रांसीसी लोगोंको लौटा दिया गया, 
fag इसकी किलेबंदी तोड़ दी गयी भर यहांपर रखी 
जानेवाली सेनाकी संख्यापर कड़ी पाबंदी लग! दी गयी । 
इसके बादसे यह भारतमें फ्रांसीसी बस्तियोंकी राजधानी 
बना रहा। भारतके cardia होनेके बाद पांडिचेरी 
तथा भारतकी अन्य फ्रांसीसी बस्तियोंका शांतिपूर्ण रीतिसे 
भारतीय गणराज्यमें विलयन कर दिया गया। इसका 
mea wa केद्ध-शासित क्षेत्रके रूपमें होता है । इसकी 
एक निर्वाचित विधान सभा है और लोकप्रिय सरकार- 
के द्वारा इसका शासन संचालित होता है । ब्रिटिश शासन- 
कालमें अरविन्द घोष (दे०)ने ब्रिटिश भारतसे भाग कर 
पांडिचेरीमें शरण ली ate वहाँ एक आश्रमकी स्थापना 
की थी। संसारके विविध देशोंसे श्री अरविन्दके भक्तगण 
यहाँ art रहते हैं । 

पांड्य-उत्तरमें वेल्लास नदीके दक्षिणी भागस लेकर दक्षिणमें 
केप कमोरिन तथा पूर्वमें कारोमंडल तटसे लेकर पश्चिममें 
त्रावणकोरके मार्गपर पड़नेवाले श्रच्चनकोविल दरें तकका 
प्रदेश पांड्यवंशी राजाओ्रोंका शासित क्षेत्र होनेके कारण 
पांडथ देश कहलाता था। इस प्रकार पांड्य राज्य 
आधुनिक मदुरा तथा तिन्नेवेल्ली जिलोंमें तथा द्रावणकोरके 
उस भूभागमें जिसमें केप कमोरिन स्थित है, विस्तृत था । 
उसकी राजधानी age थी। दूर-दूरके देशोंके साथ 
इस' राज्यके व्यापारिक सम्बंध थे। यह व्यापार कोर्क 
और बादमें कयाल बंदरगाहसे होता ar ईसवी सन्‌की 
पहली शताब्दीमें प्लिनीने इसे एक अत्यंत समृद्ध देश 
बताया है। पेरिप्लस (लगभग so fo) तथा टालमी 
(लगभग १४० ई०)ने भी इसकी संम्पन्नताका उल्लेख 
किया है। मेगस्थनीजने भी, जो चौथी शताब्दी ई० Yo में 
AUT था, इस देशका नाम सुना था और वह इसकी उत्पत्ति 
हेराक्लीजकी ae मानता था। यह कपोलकथा मात्र 


236 
२३६ 


पाकिस्तान 





है, कितु यह सही है कि cies देशमें मातृसत्ताक व्यवस्था 
प्रचलित थी। संस्कृत वैयाकरण कात्यायनने भी, जो 
चौथी शताब्दी fo पू० में हुआ, Tea देशका वर्णन किया 
है। मार्कोपोलो (दे०)के यात्ता-वृत्तांतसे पांड्य देशके 
बारेमें काफी जानकारी मिलती है। उसने दो बार. 
१२८८ fo में और १२६३ Fo HST देशकी यात्रा की 
थी। वह cise राजा और प्रजाके धन भ्रौर ऐश्वर्यको 
देखकर चकित रह गया था | 
यद्यपि प्राचीन तमिल साहित्यमें पांडय राज्यका महत्त्व 
पूर्ण वर्णन है, तथापि उसके प्राचीन इतिहासके बारेमें ग्रधिक 
जानकारी नहीं मिलती । सबसे पहला पांड्य राजा, 
जिसकी तिथि निश्चित रूपसे निर्धारित की जा सकी है 
(दूसरी शताब्दी ई०), नेडुंचेलियन था। पांडय और 
aera (to) राजाप्रोंके बीच बराबर युद्ध होते रहते 
थे, जो कई शताब्दियों तक चलते रहे | प्रतीत होता है 
कि cies राजाओंकी ster seca राजा अधिक शक्ति- 
शाली सिद्ध ge aie ५६२-६३ ई० में पल्‍लव राजा 
अपराजितने पांडय राजाको परास्त कर दिया। कितु 
पल्‍लवोंको चोल राजाओंने परास्त कर दिया श्रौर लगभग 
cay ई० से तेरहवीं शताब्दीके अंत तक पांड्य राजा भी 
चोल राजाप्रोंकी अ्धीनतामें रहे । 
इस बीच पांड्य राजाझोंको प्रक्सर सिंहल (श्रीलंका ) के 
THA भी युद्ध करना पड़ता था। ११०० Ko से १५६७ 
ई० के बीच सत्रह cies cosa कभी स्वतंत्र रूपसे 
और कभी करद राजाके रूपमें राज्य किया। इनमें 
जटावर्मा सुन्दर सबसे शक्तिशाली राजा था | उसने १२५१ 
से १२७१ fo तक राज्य fear वह नेल्लोरसे लेकर 
केप कमोरिन तक सारे पूर्वी तठका स्वामी था। १३१० 
ई०में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजीके सेनानायक मलिक 
कफूंर (दे०) के नेतृत्वमें मुसलमानोंने Tew राज्यको रौंद 
डाला । इसके बाद cise राजाओ्रोंकी स्थिति पलायगार 
(स्थानीय जमींदार)के समान हो गयी। sree देशको 
मुसलमान “मश्रबर' कहते थे । मुहम्मद तुगलकके राज्य- 
काल तक पांड्य देश दिल्ली सल्तनतके भ्रधीन रहा। 
१३३५० में वहांके मुसलमान सूबेदार जलालुद्दीन अहसान- 
शाह (दे०)ने भ्रपनेको स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया । 
उसके AMT १३७८ Ko oH Giga देशपर राज्य किया | 
इसके बाद पांड्य देश विजयनगरके हिन्दू साम्राज्यमें 
सम्मिलित कर लिया गया। 
पाकिस्तान-यह्‌ नाम १६३३ fo में चौधरी रहमत अलीने 
गढ़ा । श्रंग्रेजीमें पंजाब ‘A, श्रफगान (सीमाप्रांत) ए 


से, कश्मीर 'के' से तथा सिंध ‘va’ से लिखा जाता है । 
अतएव इन चारों प्रांतोंके प्रथम अक्षरोंकों मिलाकर 
अंग्रेजीमं PAKS (9a) शब्द बनता है। इसमें 
स्तान' (स्थान) प्रत्यय -लमाकर उसने पाकिस्तान शब्द 
बनाया, जिसका अर्थ उसने किया पाक देश'। यहांपर 
स्मरण रखना चाहिए कि पाकिस्तानका निर्माण करनेके 
लिए जिन चार प्रांतोंको चुना गया था, वे सभी मुसलिम 
बहुमतवाले प्रांत थे । १६३० Fo में सर मुहम्मद इकबालने 
भारत संघके aati उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, 
सिंध तथा कश्मीरके प्रांतोंका एक अलग मुसलिम राज्य 
बनानेका सुझाव दिया था । 

१६४० ई० में मुसलिम लीगने पाकिस्तानकी स्थापना 
अपना लक्ष्य बना लिया । जैसे-जैसे यह स्पष्ट होता गया 
कि अंग्रेज wa भारतीयोंके हाथमें सत्ता हस्तांतरण कर 
देंगे, वैसे-वैसे भारतीय मुसलमानोंको भय होने लगा कि 
उन्हें हिन्दुओंके बहुमतके शासनमें रहना पड़ेगा और मुहम्मद 
अली जिन्ना (दे०)के नेतृत्वमें उन्होंने मांग की कि उत्तर- 
पश्चिमी सीमाप्रांत, सिंध, कश्मीर तथा बंगालकों मिलाकर 
पाकिस्तान बना दिया जाय और भारतका विभाजन- 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान-ऐसे दो राज्योंमें कर दिया 
जाय | इतिहासकी दृष्टिसे भारतके विभाजनकी मांग गलत 
थी भ्रौर न देश aire न देशवासियोंके हितमें थी । परंतु 'फूट 
डालो और शासन करो'की नीतिके श्रनुसार श्रंग्रेजोंने बहुत 
समय पहले ही मुसलमानोंकी साम्प्रदायिक श्राधारपर 
qua निर्वाचन क्षेत्रोंकी मांग स्वीकार कर ली थीं और 
अब वे पृथक राज्यकी मांग भ्रस्वीकार नहीं कर सकते थे । 
कुछ ब्रिटिश अधिकारियोंने भी पाकिस्तानकी मांगका 
समर्थन किया। इससे उत्साहित होकर मुसलमातोंने 
लूट, आगजनी, बलात्कार TIT TA STH सारे देश- 
में, और विशेष रूपसे पंजाब, सिंध तथा बंगालके मुसलिम 
बहुमतवाले प्रांतोंमें सीधी काररवाई' शुरू कर दी । देशमें 
अराजकताकी स्थिति उत्पन्न होने लगी aie भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसने श्रगस्त १६४७ Fo में स्वाधीतता पानेकी 
बेचैनीमें देशके विभाजन तथा पाकिस्तानके निर्माणकी 
मांग स्वीकार कर ली 1 

पाकिस्तानमें उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत, बलूचिस्तान, 
सिंध, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगालकों सम्मिलित किया 
गया। इंस प्रकार मुसलिम लीगकी इच्छाके विपरीत 
पाकिस्तान दो हिस्सोंमें der हुआ था । कश्मीरने पहले 
तो हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान दोनोंमेंसे किसी राज्यमें 
मिलनेसे इनकार कर दिया, बादमें वह हिन्दुत्तानमें मिल 


a3t 


पाठलिपुत 





गया । पूर्वी बंगाल (जो अ्रब (बंगला देश' बन गया है), 
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत, सिंध तथा पश्चिमी पंजाबकों 
मिलाकर बनाये गये पश्चिमी प/किस्तानसे एक हजारसे 
अधिक मीलके फासलेपर था। प्रारम्भमें पाकिस्तानकी 
राजधानी कराची हुई और मुहम्मद अली frat उसके 
पहले गवर्नेर-जनरल नियुक्त किये गये। पाकिस्तानको 
“सलामी wea’ घोषित feat गया और वहां संसदीय 
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की गयी। परंतु 
१६४८ ई० में जिन्नाकी मृत्यु के बाद संविधानकी धाराप्रोंके 
अनुसार शासन चलाना कठिन हो गया। पाकिस्तानका 
पहला संविधान २३ मार्च १६५६ ई० को लागू हुआ, जिसके 
अनुसार जनरल इसकंदर मिर्जाको पहला अस्थायी प्रेसीडेंट 
चुना गया । जनरल इसकंदर fait ७ अक्तूबर १६५८ 
ई०को प।किस्तानका संविधान रद्द करके फौजी शासनकी 
स्थापना कर दी, जो दिसम्बर १६७१ fo तक चलता 
Wl २७ भ्रक्तूबर १६५८ Go को जनरल WAT खांने 
जनरल इसकंदर मिर्जाको अपदस्थ कर दिया। २४ मार्च 
१६७० ई० को जनरल याहिया खांने जनरल अयूब खांका 
स्थान ले लिया । दिसम्बर १६७१ fo के भारत-पाकिस्तान 
युद्धमों हारनेके बाद जनरल याहियां खांको शासन-सत्ता 
जुल्फिकार ett eth grat सौंप देनी पड़ी । 

पाकिस्तानी शासकोंने पिछले २६ सालोंमें भारतके 
प्रति संघर्ष श्रौर टकरावकी जो नीति बरती , उसके फलस्वरूप 
दोनों देशोंके बीच चार युद्ध हो चुके हैं--पहला १६४८- 
ce ई० में, दूसरा WHT १६९६५ Fo में, तीसरा श्रगस्त 
१६६५ ई० में और चौथा दिसम्बर १६७१ ई० में । 

पाकिस्तानी शासकोंने पूर्वी पाकिस्तानकों पश्चिमी 
पाकिस्तानका उपनिवेश जैसा भाग मानकर उसके प्रति 
जो भेदभावपूर्ण नीति बरती, उसके फलस्वरूप १८ अप्रैल 
१६७१ ई० को शेख मुजीबुरंहमानके नेतृत्वमें उसने प/कि- 
स्तानसे भ्रपन। सम्बंध-विच्छेद कर लिया और “बंगला देश के 
ame cada राज्य घोषित कर दिया। बंगला देशपर 
aa अधिकार रखनेवाली पाकिस्तानी सेनाओोंने १६ 
दिसम्बर १६७१ ई०को ढाकामें भारतीय सेनाओं और 
बेंगला देशकी मुक्तवाहिनीकी संयुक्त कमानके सामने बिला 
शर्ते श्रात्मसमरपपण कर दिया । २६ महीने बाद २२ फरवरी 
१६७४ ई०को पाकिस्तानने बंगला देशको मान्यता प्रदान 
कर दी । 

बँगला देशके निर्माणके फलस्वरूप पाकिस्तानका 
इसलामी गणराज्य श्रव पश्चिमी पाक्सतान तक सीमित 
रह गया है। बँगला देश भी भारतकी भाँति धर्मनिरपेक्ष 


२३७ 


गणराज्य है । पिछले २६ वर्षोमें पकिस्तनके उथल-पुथल- 
से भरे इतिहासमें उसके तीन संविधान बन चुके हैं। 
उसका नया संविधान १४ अगस्त १६७३ ई० को लागू 
हुआ । इसके अंतर्गेत पाकिस्तानकों इसलामी गणराज्य 
घोषित किया गया है। संविधानमें प्रधान मंत्रीको विशेष 
अधिकार प्रदान किये गये हैं। 
पाठलिपुत्र-मगधके राजाशोंकी प्रसिद्ध राजधानी | ate 
और गंगा नदीके संगमपर आधुनिक पटना तथा बांकीपुरके 
निकट स्थित । पाटलिपुत्रका दुर्ग राजा भ्रजातशत्रु (लगभग 
४६४-४६७ ई०-पू०)ने बनवाया और उसके Tea उदयी 
(लगभग ४४३-४१८ Fo पू ०) ने प/टलिपुत्र दुर्गके पड़ोसमें 
गंगा तठपर कुसुमपुरकी स्थापना की | दोनों नगर शीघ्र 
मिलकर एक हो गये ate मौर्य राजा चद्धगुप्तके श्रधीन 
पाटलिपुल्न नंगरका राजधानीके रूपमें विकास ga | 
नगरके चारों ate लकड़ीकी प्राचीर बनी हुई थी, जिसमें 
५७० Gt तथा ६४ द्वार थे। प्राचीरके बाहर नगरकी 
रक्षाके निमित्त गहरी खाईं थी, जिसमें ata नदीका पानी 
भरा रहता था। प्राचीरके भीतर राजाक। महल था, 
जिसके ध्वंसावशेष आधुनिक कुमराहार WAT निकट 
मिले हैं। राजाका महल इतना भव्य था कि मेगस्थनीज 
(दे०) ने उसके सामने Yar तथा एकबतानाके राजमहलों- 
को हेय बताया था । राजमहल लकड़ीका बना हुआ था 
और a लगभग नष्ट हो गया है । बादमें अशोकने नगरके 
अंदर पत्थरका महल बनवाया | यह महल भी नष्ट हो 
गया है, कितु पांचवीं शताब्दी ई० में जब फाहियान पाटलि- 
Ga आया था, यह वर्तमान था। चीनी यात्री इस भव्य 
महलको देखकर इतना चकित हो गया कि उसे विश्वास 
नहीं हुआ कि यह मनुष्योंका बनाया gar है, वह इसे 
असुरोंके द्वारा निमित समझता था । 
qrefaga qt (दे०) we कण्व (दे०) वंशके 
राजाओरोंकी भी राजधानी रहा । उड़ीसाके राजा खारवेल 
(दे०) wre संभवत: भारतीय यवन राजा मिनाण्डर 
(दे० ) ने इसपर झ्राक्रमण किया, फिर भी नगर फलता-फूलता 
रहा । यह युप्त सम्राटोंकी राजधानी रहा, जिन्होंने ३२० 
Fo Yoo fo तक राज्य किया। उनका राज्यकाल 
भारतीय इतिहासक। स्वर्णकाल माना जाता है श्नौर पाटलि- 
ga उस युगमें भारतीय संस्कृति और सभ्यताका महान्‌ 
केन्द्र था। गुप्तवंशके पतनके बाद इस नगरका महत्त्व 
घटने लगा | सातवीं शताब्दी ई० में इसका स्थान कन्नौज 
(दे०)ने ले लिया । बादमें नवीं शताब्दीमें पाल राजाओंने 
मुब्गगिरि (मुंगेर)कों श्रपती राजधानी बनाया। मुसल- 


ss 238 a 


alent, एह्ड्रेड-पानीपत_ 





मानी शासनंकालमें पाटलिपुश्नका महत्त्व aie घट गया 
और wa पटना (दे०) नगर, जो प्राचीन पाटलिपुत्रके 
निकट स्थित है, बिहार राज्यकी राजधानी है । 

पार्टिगर, एल्ड्रेड-ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेवामें नियुक्त 
एक अंग्रेज जनरल । उसने १८३८ ई० में फारसके हमलेके 
विरुद्ध हेशातकी रक्षा की । 

iene, सर हेनरी-सिंधमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके द्वारा 
नियुक्त पहला ब्रिटिश रेजिडेंट। उसने १८३२ ई० में 
सिधके भ्र्म; रोंसे संधि-वार्ता की, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों- 
के लिए दक्षिणी सिंधु नदीमें नावें चलाकर व्यापार करनेका 
रास्ता खुल TAT | 

पाणिनि-प्रसिद्ध संस्कृत वैयाकरण । वे चौथी शताब्दी Zo 
qo के पूर्व हुए। उनकी 'प्रष्टाध्यययी' न/मक रचन। संस्कृतके 
व्याकरण-म्रंथोंमें सर्वेश्षेष्ठ मानी जाती है | 

पाणिनि-एक संस्कृत कवि, जो वैयाकरण प।णिनिसे भिन्न 
थे। संस्कृत कवियोंमें उनका नाम आदरसे लिया जाता 
था और. संस्कृत काव्यप्रंथोंमें उनकी कविताञ्रोंके उदरण 
मिलते हैं । + 

पानचाओ-एक चीनी सेनापति, जिसने ७३ Fo और १०२ 
fo के बीच किसी समय खोतानमें बढ़कर कदफिसस 
द्वितीयकी आक्रमणकारी सेनाओंकों ats fear ओर 
उसे चीनी सम्राट हो-ती (८६-१०५ Fo) को कर देनेके 
लिए विवश किया । 

पान यांग-चीनी सेनापति पान-चाओ्रो (दे०)का पुत्र और 
अपने पिताकी भाँति तुकिस्तानका चीनी शासक | वह 
योग्य प्रशासक ही नहीं, इतिहासकार भी था। उसने 
लिखा है कि १५२ fo में खोत।न चीनी साम्राज्यसे निकल 
गया | उसका यह वक्तव्य इस धारणासे मिलता है कि 
कनिष्क (लगभग १२०-१६२ Fo) ने १२५ Fo तथा 

go ई० के बीच खोतान तथा उसके झासपासके Aa 

जीत लिया था । 

पानीपत-तीन भाग्यनिर्णायक लड़ाइयां यहाँ हुईं, जिन्होंने 
भारतीय इतिहासकी धारा मोड़ दी। पानीपतकी पहली 
लड़ाई २१ अप्रैल १५२६ ई० को दिल्‍लीके सुल्तान इब्नाहीम 
लोदी (दे०) और मुगल झ्ाक्रमणकारी बाबरके बीच 
हुई । इब्राहीमके पास एक लाख फौज थी । उधर बावरके 
पास केवल १२००० फौज तथा बड़ी' संख्यामें तोपें थीं । 
रणविद्या, सैन्‍्य-संचालनकी श्रेष्ठता तथा तोपोंके प्रभावशाली 
प्रयोगके कारण बाबरने CHT लोदीके ऊपर निर्णयत्मवा 
विजय प्राप्त की । लोदी रणभूमिमें मरा गया । पानीपत- 
की पहली लड़ाईके फलस्वरूप दिल्ली और आगरापर 


बाबरका दखल हो गया और उससे भारतमें मंगल राजवंश- 
का प्रचलन हुआ | 

पानीपतकी दूसरी लड़ाई ५ नेबम्बर १५५६ Fo को 
अफगान बादशाह आदिलशाह सूर (दे०) के योग्य हिन्दू 
सेनापति और मंत्री BY (दे०) और अकबरके बीच हुई, 
जिसने अपने पिता हुमायूं (दे०) से दिल्लीका तख्त पाया 
था । हेमूके पास wea कहीं अधिक बड़ी सेना तथा 
१,५०० हाथी थे । प्रारम्भमें मुगल शेनाके मुकाबलेमें 
हेमूको सफलता प्राप्त हुई, परंतु संयोगवश एक तीर हेमूकी 
आँखमें घुस may और उसने युद्धका पाप्ता पलट दिया। 
तीर लगनेसे हेमू श्रचेत होकर गिर पड़ा और उसकी सेना 
भाग खड़ी हुई | हेमूकों गिरफ्तार कर लिया गबा और 
उसे किशोर भ्रकबरके सामने ले जाया गया। अकबरने 
उसका सिर धड़से ae कर fear पानीपतकी दूसरी 
लड़ाईके फलस्वरूप दिल्‍ली और आगर। भ्रकबरके कब्जेमें 
ग्रा गये । इस लड़ाईके फलस्वरूप दिल्‍लीके तख्तके लिए 
मुगलों और अफगानोंके बीच चलनेवाला संघर्ष श्रंतिम 
रूपसे मुगलोंके पक्षमें निर्णीत हो गया और अगले तीन सौ 
वर्षों तक दिललीका तख्त मुगलोंके पास रहा | 

पानीपतकी तीसरी लड़ाई १४ जनवरी १७६१ ई० 
को अफगान आक्रमणकारी श्रहमदशाह Wert (Fo) 
और मुगल बादशाह शाहग्रालम द्वितीय (दे०) के संरक्षक 
और सहायक मराठोंके बीच हुई। इस लड़ाईमें मराठा 
सनापति सदाशिव राव भाऊ भ्रफगान सेनापति अब्दालीसे 
लड़ाईके दांव-पेंचोंमें मात खा गया। अ्वध्षका नवाब 
शुजाउद्दौीला और रुहेला सरदार नजीब खां प्रब्दालीका 
साथ दे रहे थे। श्रव्दालीने घमासान युद्धके वाद मराठा 
सेनाझ्रोंको निर्णयात्मक रूपसे हरा दिया । सदाशिव राव 
भाऊ, पेशवाके होनहार तरुण ga और अनेक मराठा 
सरदारोंने युद्धभूमिमें वीरगति पायी । इस हारसे मराठों- 
की राज्यशक्तिको भारी धक्का लगा। युद्धके छह महीने 
बाद ही भग्नहृदय Fora बालाजी रावकी मृत्यु हो गयी । 

पानीपतकी तीसरी लड़ाईने भारतका भाग्य निर्णय 
कर दिया जो उस समय अधरमें लटक रहा था | मुगल 
बादशाह अपने YR शत्रु मराठोंकी सहायतासे भी श्रपनी 
रक्षा न कर सका | इस हारसे पेशवाका दवदवा समाप्त 
हो गया ate वह मराठा सरदारोंके ऊपर अपना नियंत्रण 
कायम नहीं रख ATC । मराठा संबकी एकता भंग हें 
जानेसे मुगल सांम्राज्यके खंडहरोंपर मराठा राज्यकी 
स्थापनाका ware हाथसे निकल गया। अहमदशाह 
अब्दाली भी अ्रपनी इस जीतसे कोई फायदा न उठा सका । 


Pe 


पामर एण्ड कम्पनो काण्ड-पाश्व॑ंनराथ 


२३६ 





ag जीत उसके लिए बड़ी मंहगी साबित हुई । इसके बाद 
ही उसकी विजयी सेनासे विद्वोहका ay उत्पन्न हो गया | 
अतः दिल्‍लीके तख्तपर भ्रपना कब्जा मजबूत बनानेसे पहले 
ही उसे ग्रफगानिश्तान वापस लोट जाना पड़ा । 
पानीपतकी तीसरी लड़ाईमें मरा।ठोंको जो क्षति उठानी 
पड़ी, मुगलोंक। जो पराभव शुरू हो गया, तथा मुसलमान 
शासकोंमें जो अनेकत। वर्तमान थी, उसके फलस्वरूप भारत- 
में ब्रिटिश शक्तिके उदयकी दिशामें क/फी सहायता मिली । 
पासर एण्ड कम्पती कांड-यह कम्पनी साहुकारीकी एक फर्म 
थी, जिसकी एक शाखा निजाम हैदराबादमें भी थी। 
फर्मकी एक ama महिला रमबोल्डका अभिभावक 
गवर्नर-जनरल लार्ड हेस्टिग्स (१८१३-२३ ई०) था। 
ब्रिटिश पालियामेण्टने कानून बनाकर यूरोपीय लोगों 
are देशी रियासतोंसे लेन-देन करनेपर रोक लगा दी 
थीं, फिर भी लार्ड हेस्टिग्सने रमबोल्डके प्रति अपने स्नेहके 
कारण wie निजामको रुपया उधार 'देनेकी इजाजत दे 
दी । नये रेजिडेंट चार्स मेटकाफने जब इस अ्नियमितता- 
की ate संकेत किया, तब भी उसने कोई हस्तक्षेप नहीं 
किया । इस कांडके कारण wes हेस्टिग्सको गवने र-जनरल- 
के पदसे हटा दिया जानेवाला था, परंतु राजा जार्ज चतुर्थके 
हस्तक्षेपसे उसे अपने पदपर बना रहने दिया गया । फिर 
भी इसे घटनाके फलस्वरूप कोर्ट TE डाइरेक्टर्ससे उसके 
सम्बन्ध हमेशाके लिए खराब हो गये । 

AAT, जनरल सर आर्थर पावर (१८८०-१६०४ ई०)- 
१८५७ fo में भारतीय सेनाक। एक अफसर नियुक्त हुआ | 
उसने १८५७-५८ ई० में गदरका दमन HAH, १८६३- 
६४ ई० में मोहमंद कबीलेके खिलाफ लड़ाईमें, १८७४-७५ 
ई० में amar ग्रभियानमें, १८७८-७६ fo में अफगान 
युद्धमें तथा १८६७-६८ ई० में तिरहके युद्धमें भाग लिया । 
वह १६०० से १६०२ ई० में भ्रवकाश ग्रहण करने तक 
भारतका प्रधान सेनापति रहा। उसने ब्रिटिश भारतीय 
सेनामें कई सुधार किये । 

aaa, लाइं-एक प्रमुख ब्रिटिश राजनेता, वह १५३० से 
१८४१ ई० तक इंग्लैण्डका विदेश-मंत्री रहा। १८३३ ई० में 
रूसने तुर्कीके साथ अनकियार स्केलेसीकी जो संधि की, 
और जिसके फलस्वरूप रूसने एक सीमा तक तुर्कीपर अपना 
प्रभाव स्थापित कर लिया, उसकी उसके ऊपर तीब्र प्रति- 
क्रिया हुई । पामर्स्टनको भय था कि इस संधिका भारतमें 
ब्रिटिश साम्राज्यके विरुद्ध उपयोग किया जायगा। 
इसलिए बह पग्रफगानिस्सानको ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्रमें लानेको 
उत्सुक था ताकि रूसपर दबाव डालनेके लिए अ्रफगानि- 





स्तानका उपयोग किया जा सके । लार्ड पामस्टनकी इस 
रूस-विरोधी नीतिने ars आकलैंडको जिस नीतिपर 
चलनेके लिए विवश किया, उसके फलस्वरूप पहला अफगान- 
युद्ध (१८३६-४२ ई०) (दे०) हुआ । 

पामीर-२५,००० फुट ऊँची एक पत्रत-श्रंखला, जिसे 
संसारकी छत्त कहा जात। है। यह भारतकों सोवियत 
संघसे अलग करती है। अनुमान लगाया जाता है कि 
आयोने इस पर्वत-श्रृंखलाकों पार करके भारतमें प्रवेश 
किया । ऐतिहासिक कालमें कुषाण राजा कनिप्क (दें०)ने 
इस पर्वत-श्यृंखलाकों पार करके चीनपर हमला करनेके 
लिए एक सेन; भेजी । चौथी शताब्दी ई० में चीनी यात्री 
फाहियान इस पर्वतमाल।कों पर के fara । सातवीं 
शताब्दी! ईसवीमें हा एन-त्सांग भारतसे लौटते समय इसी 
पर्वतमालाको लांघ कर चीन गया । ६५७ ई० में एक चीनी 
यात्री ait ह्युएन-त्से, जो भारतमें बौद्ध तीर्थस्थानोंमें 
चीवरदान करने आया था, पामीरके रास्ते चीन वापस 
लौटा । मध्य एशियामें रूसी राज्यणक्तिका विस्तार 
होनेपर बीसवीं शताब्दीमें पर्मीरको नया सामरिक महत्त्व 
प्राप्त हो wat (देखिये, 'पंजदेहकी घटना) i 

पासीरा-सीरियाके रेगिस्तानमें एक नगर। कुपाणकालमें 
यह भारत और यूरोपके बीच व्यापारका महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र था। 

पारसी-जरथुस्त्रके अनुयायी एवं पारस देशके निवासियोंका 
एक Berar समुदाय | सातवीं शताब्दीई० में जब 
मुसलमान अरबोंने पारस देशकों जीता, वे वहाँसे भाग 
आये और भारतमें शरण ली । पारसी लोग अपने धर्म 
और संस्क्ृतिके wrens लिए बड़े सचेप्ट रहते हैं। 
वे पहले गुजरातके तटपर संजानमें बस गये, इसके बाद 
वम्बईमें झा बसे | भारतके अल्पसंख्यक anti ore 
सबसे धनी झौर सबसे उन्नतिशील माने जाते हैं । दादाभाई 
नौरोजी (Zo), a ब्रिटिश पालियामेण्टके सदस्य निर्वाचित 
होनेवाले पहले भारतीय थे, पारसी थे। प्रसिद्ध उद्योग- 
पत्ति टाटा भी पारसी हैं। पारसी लोगोंका ज्योतिप- 
जास्त्रमें भारी विश्वास होत। है । उनके विवाह समारोहोंमि 
पुरोहित लोग पहले जेन्द भाषाके aie फिर संस्क्रत भापाके 
मंत्र पढ़ते हैं । 

पाश्वंनाथ-जैनोंके तेईसवें तीर्थकर (मार्गदात!), वे महावीर 
स्वामी (दे०)से लगभग दो शताब्दी पहले बनारसके 
एक राजकुलमें उत्पन्न हुए । उन्होंने जैन धर्मका Naa 
किया भर नातुर्याम ब्रत-अ्रहिंसा, सत्य, अ्रस्तेय तथा 
अपरिग्रहका उपदेश दिया। wat शताब्दी Fogo में 



















पालपाकी लड़ाई-पिगठ, ae 


महावीरने उनके are walt ब्रह्मचरयंका पाँचवा wa iz 
जोड़ दिया । 
पालपाकी लड़ाई-नेपाल युद्ध (१०१४-१६ ई०)के दौरान 
ब्रिटिश भारतीय सेना शोर गोरखाश्रोंके बीच हुई । इस 
लड़ाईमें गोरखाओंने ब्रिटिश भारतीय area हरा दिया । 
परंतु प्रंतमें गोरखाओंको परास्त कर दिया गया | 
वालबंश-बंगालमें इस वंशका उद्भव लगभग ७५० ई० में 
गोपालसे हुआ । कुछ समयसे बंगालमें श्रराजकता फैली 
हुई थ्री । इसीका अंत करनेके लिए जनताने गोपालको 
राजा निर्वाचित किया । इस वंशके सभी अठारह राजाओोंके 
नामका अंत पाल शब्द से होता है, अतएव इस राजवंशकों 
पालवंश कहा जाता है। इस वंशने बंगालपर लगभग 
७५० से ११५५ ई० तक तथा बिहारमें ११६६ ई० में 
मुसलमानोंकी विजय तक राज्य किया। पालवंशके 
राजाश्रोंकी वंशावली, विशेषरूपसे चौदह॒वें राजा रामपाल 
(लगभग १०७७-११२० ई०)के बाद अस्त-व्यस्त रूपमें 
मिलती है । फिर भी भ्रस्थायी रूपसे निम्नोक्त बंशावलीको 
सही माना जा सकता है-- (१) गोपाल (७५०-७० Fo), 
(२) धर्मपाल (७७०-८१० ई०), (३) देवपाल 
(८5१०-५० fo), (४) विग्रहपाल (श्रथवा सुरपाल) 
(५८५०-५४ ई०), (५) नारायणपाल (८५४-६०८ 
$0), (६) राज्यपाल (६०८-४० ई०), (७) गोपाल 
द्वितीय. (६४०-६० ई०), (5८) «विग्रहपाल द्वितीय 
(६६०-८८ ई०), (६) महीपाल (६८८५-१०३८ Fo), 
(१०) नयपाल (१०३८-५५ ई०), (११) विग्रहपाल 
तृतीय (१०५४-७० ई०), (१२) महीपाल द्वितीय 
(१०७०-७४ ई०), (१३) सुरपाल facta (१०७५- 
७७ fo), (१४) रामपाल (१०७७-११२० ई०), 
(१५) कुमारथाल (११२०-२५ Fo), (१६) गोपाल 
तृतीय (११२५-४० ई०), (१७) मदनपाल (११४०- 
५५६०) तथा (१८) गोविन्दपाल (११५५-५६ Go) | 
पालवंशका दूसरा शासक धर्मपाल (दे०) इस वंशका 
सबसे महान्‌ राजा था। उसने TA राज्य कन्नौज तक 
विस्तृत किय। और प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटोंके साथ त्रिकोणा- 
त्मक संघर्षमें art राज्यको सुरक्षित रखा । उसके पुत्र 
एवं उत्तराधिकारी देवपाल (दे०)ने भी कई युद्धोंको 
जीता । वह अपनी रोजधानी पाटलिपुत्से उठाकर बंगाल 
ले गया। उसकी राजसभामें सुमात्राके राजा बालपुव- 
देवका दूत ATT aT | देवपाल (८५१०-५० ई०)के बाद 
पालवंशकी राज्यशक्ति राजाश्रोंकी निरबलता तथा गूजेर- 
प्रतिह्वार राज|प्रोंफे प्राक्रमणोंके कारण क्षीण होने लगी | 


नवें राजा महीपाल प्रथमके राज्यकालमें चोलराजा राजेन्द्र 
(दे०)ने लगभग १०२३ ई० में गंगा तकके प्रदेशोंको 
जीता । रामपाल (१०७७-११२० ई०)के राज्यकालमें 
अस्थायी रूपसे पालोंकी र/ज्यशक्ति फिर उत्कर्षको प्राप्त 
होने लगी । किन्तु बारहवीं शताब्दीके मध्य तक सेन 
राजाओं (दे०)ने पाल राजाओंसे बंगाल छीन लिया। 
बादमें ११६६ ई० में बख्तियारके Ga (20) इख्तियारुद्दीन 
मुहम्मदके नेतृत्वमें मुसलमानोंने बिहारमें भी पालवंशको 
समाप्त कर दिया। 
पालवंशी राजा बौद्ध थे और उनके राज्यकालमें 

बौद्ध शिक्षाकेन्द्रोंकी बड़ी उन्नति हुई। तालन्दा (दे०) 
तथा विक्रमशिला (दे० )के प्रसिद्ध महाविहारोंकों उनका 
संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध ate fag भ्रतिंणा (दे०) 
दसवें पालराजा नयपालके राज्यकालमें उत्पन्न SAT, जो 
तिब्बतके राजाके निमंत्रणपर तिब्बत war था । षालवंशी 
राजा कला तथा वास्तुकलाके महान्‌ प्रेमी थे श्र उन्होंने 
धीमान (दे०) तथा विटपाल (दे०) जैसे महान्‌ शिल्पियोंको 
संरक्षण प्रदान किया | पाल-कालकी कोई इमारत शेष 
नहीं avi है, परन्तु उन्होंने जो जअहुतसे जलाशय 
खुदवाये, उनमें कई, विशेष रूपसे दीनाजपुर जिलेमें बचे 
हुए हैं । 

पालबंश (कामरूपका )-अंगाल तथा बिहारपर राज्य करने- 
वाले पालवंशसे यह भिन्न था। इसकी उत्पत्ति कामरूपमें 
लगभग १००० ई० में ब्रह्म पालसे हुई 1 कहा जाता है कि 
उसे जनताने स्वयं राजा चुना । उसने जिस राजवंशको 
चलाया, उसमें सात राजा--रत्नपाल, इन्द्रपाल, गोपाल, 
gina, धर्मपाल तथा जयपाल हुए। इन राजाशोंने 
कामरूपपर ग्यारहवीं शताब्दीके प्रारम्भसे बारहवीं 
शताब्दीके प्रारम्भ तक राज्य किया । दूसरे राजा रत्नपाल- 
ने २६ वर्षसे अधिक समय तक राज्य fear | उसने दुर्जय- 
को अ्रपनी नयी राजधानी बनाया। दुर्जयकी पहचान 
अभी तक नहीं हो सकी है। उसने परमेश्वर परम- 
भट्टारक महाराजाधिराज'की पदवी धारण की । अंतिम 
राजा जयपालको संभवत: बंगालके राज। रामपाल (दे० )ने 
अपदस्थ कर दिया । रामपालके सम्बन्धमें कहा जाता है 
कि उसने कामरूपको जीता था । 

विगट, लाइ-मद्रासका गवर्नर (१७७५-७८ Fo) | 
मद्रासमें कम्पनीके पदाध्षिकारियोंमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त 
था, उसे वह समाप्त नहीं तो रोकना श्रवश्य चाहता था | 
परन्तु उसके अधीनस्थ wearer पदाधिकारी उस 
ईमानदार गवर्नरसे कहीं प्रधिक शक्तिशाली सिंद्ध हुए | 


2) 


पिडारी (पेंढारी)-पिट, विलियम (कनिष्ठ) १६ 





उन्होंने उसे अ्रपदस्थ करके कैदखानेमें डाल दिया। 
मद्रासके कैदखानेमें ही उसकी मृत्यु हो गयी । 

पिंडारी (पेंढारी )--अनियमित सवार, जो मराठा 
सेनाओंके साथ-साथ चलते थे। उन्हें कोई वेतन नहीं 
दिया जाता था श्र was देशको लूटनेकी इजाजत 
रहती tt यद्यपि कुछ प्रमुख पेंढारी नेता पठान थे, 
तथापि सभी जातियोंके खंखार और खतरनाक व्यक्ति 
उनके दलमें सम्मिलित थे। उन्नीसवीं शतःब्दीके प्रारम्भ- 
में उनको शिन्देका संरक्षण प्राप्त था। उसने उनको 
waar घाटीके मालवा क्षेत्रमें जमीनें दे रखी थीं। 
वहां से वे मध्यभारतमें दूर-दूर तक धावे मारते थे और 
अमीरों तथा गरीबोंको समान रूपसे लूटा करते थे। 
१५८१२ ई० में उन्होंने बुंदेलखंडमें, १८१५ ई० में निजाम- 
के राज्यमें तथा १८१६ ई० में उत्तरी सरकारमें लूटपाट 
की। इस तरह उन्होंने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यकी 
शांति और समृद्धिक लिए खतरा उत्पन्न कर दिया । 
अतएव १५१७ ई० में गवर्नर-जनरल लार्ड हेस्टिग्सने उनके 
विरुद्ध भ्रभियानके लिए एक बड़ी सेना संगठित की । यद्यपि 
पेंढारी-विरोधी अभियानके फलस्वरूप तीसरा मराठा-युद्ध 
(दे०) fos गया तथापि पेंढारियोंका दमन कर दिया गया। 
उनके पठान नेता अमीर खांको टोंकके नवाबके रूपमें 
मान्यता प्रदान कर दी गयी | उसने अंग्रेजोंकी अधीनता 
स्वीकार कर ली 1 पेंढारियोंका दूसरा महत्त्वपूर्ण नेता चित्तू 
था। उसका पीछा किया जानेपर ag जंगलोंमें भाग गया, 
जहां एक चीतेने उसे खा डाला । 

पिठका इंडिया ऐक्ट-विलियम पिट कनिष्ठने, जो उस समय 
इंग्लैण्डका प्रधान मंत्री था, प्रस्तावित किया और १७८४ 
ई० में पास हुआ । इसका उद्देश्य १७७३ ई० के रेग्युलेटिंग 
ऐक्टके कुछ स्पष्ट दोषोंको दूर करना था। इसके द्वारा 
भारतमें ब्रिटिश राज्यपर कम्पनी श्रौर इंग्लैण्डकी सरकारका 
संयुक्त शासन स्थापित कर दिया गया। कोर्ट झाफ 
डाइरेक्टर्स” (दे०)के हाथमें वाणिज्यका नियंत्रण तथा 
नियुक्तियाँ ater कार्य रहने दिया गया, परन्तु कोर्ट 
आफ प्रोप्राइटर्स (दे०)के ह/थसे कोर्ट आफ डाइरेक्ट्सका 
चुनाव करनेके अतिरिक्त सब अधिकार छीन लिये गये । 
एक बोर्ड आफ कंट्रोलकी स्थापना कर दी गयी । इसमें छह 
अवैतनिक प्रिवी कौंसिलर होते थे। उनमेंसे cast 
अध्यक्ष बना दिया जाता था और उसे निर्णायक मत प्राप्त 
होता था । श्रब कोर्ट आफ डाइरेक्टसे बोर्डकी पूर्व भ्रनुमति- 
के बिना कोई भी खरीता भारत नहीं भेज सकता ary 
इसी प्रकार भारतसे जो खरीते आते थे, वे aS सामने 


२४१ 


रखे जाते थे। बोर्ड यह आग्रह भी कर सकता था कि कोर्ट 
आफ डाइरेक्ट्सकी सहमति न॑ होनेपर भी केवल उसीके 
mea भारत भेजे जायें। गवनेर-जनरलकी नियुक्ति 
पहलेकी भाँति कोर्ट श्राफ डाइरेक्टर्स करता था, Te 
इंग्लैण्डका राजा उसे वापस बुला सकता था। WATT 
जनरलकी कौंसिलके सदस्योंकी संख्या चारसे घटाकर तीन 
कर दी गयी, जिनमेंसे एक प्रधान सेनापति होता था। 
कौंसिलके सहित गवनेर-जनरलको युद्ध, राजस्व तथा 
राजनीतिक मामलोंमें बम्बई तथा मंद्रास प्रेसीडेंसीपर 
अधिक नियंत्रण प्रदान कर दिया गया । कौंसिलके सहित 
गवर्नर-जनरलको ats श्राफ कंट्रोलकी सहमंतिसे कोर्ट 
अथवा उसकी गुप्त समितिके द्वारा भेजे गये किसी स्पष्ट 
निर्देशेके बिना qeat घोषणा करने अथवा युद्ध शुरू 
करनेके उद्देश्यसे कोई संधि वार्ता चलानेसे रोक दिया गया । 
ऐक्टमें बादमें एक संशोधन कर दिया गया, जिसके द्वारा 
गवर्नर-जनरलको जब वह आवश्यक समझे, भ्रपनी कौंसिलके 
निर्णयको अस्वीकार कर देनेका अधिकार दे दिया गया । 
पिट, विलियम (कनिष्ठ )-ब्रिटेनका १७८३ ई० से १८०१ Fo 
तक प्रधान मंत्री। उसने मुख्यरूपसे भारतमें ब्रिटिश 
प्रशासनके प्रश्नपर चुनाव जीता। १७७३ ई० Hr Wye 
लेटिंग tae पास होनेके बाद जो एक दशक बीता था, उसमें 
भारतमें ब्रिटिश प्रशासनके sta दोष उजागर हुए थे 
और उनको दूर करना आवश्यक समझा जा रहा AT | 
अतएव प्रधान मंत्री नियुक्त होनेके बाद पिटने sit पहला 
महत्त्वपूर्ण कदम उठाया ag इंडिया dae (दे०) पास 
करना था। इस ऐक्टके द्वारा भारतके प्रशासनपर 
ब्रिटिश पालियामेण्टका निमंत्रण अ्रधिक दृढ़ बन। दिया गया, 
एक बोर्ड आफ कंट्रोलकी स्थापना की गयी TAT AeA 
गवर्नर-जनरल तथा उसकी कौंसिलको बम्बई तथा भद्रास 
प्रेसीडेंसीके आंतरिक तथा बाह्य प्रशासनपर नियंत्रण 
करनेके afer अधिकार प्रदान किये गये । 
पिटका इंडिया tae पास होनेपर वारेन हेस्टिग्सने, 
जो उस समय बंगालकां गवर्नर-जनरल था, इस्तीफा दे 
दिया | इसके बाद ही ब्रिटिश पालियामेण्टमें भारतीय 
प्रशासनका सर्वेक्षण आरम्भ किया गया | पिटने नंदकुमार 
(दे०)की फाँसी तथा रुहेला युद्ध (Fo) प्रश्नपर वारेन 
हेस्टिग्सके पक्षमें वोट दिया, किन्तु चेतसिह (दे०) तथा 
maar बेगमों (दे० )के प्रश्नपर उसके विरुद्ध वोट दिया । 
अतएव १७८८ ई० में हेस्टिग्सपर महाभियोग चलाया गया, 
यद्यपि सांत सालके मुकदमेके बाद उसे बरी कर दिया गया । 
किन्तु पिटने वारेन हेस्टिग्सको 'पिश्नर की पदवीसे सम्मानित 


ay 2G 


पितनिक-पुरन्दरकी संधि 





करना स्वीकार नहीं किया । इससे प्रकट होता है कि उसके 
बारेमें उसका क्या मूल्यांकन था | 
पिटके प्रधान मंत्रित्वकालमें लार्ड कार्नवालिस 

(दे०) (१७८६-६३ ई०), सर जान शोर (दे०) 
(१७६३-६८ ई०) tat as वेल्जली (To) (१७६८- 
१८०५ fo) गवर्नर-जनरल रहे। Ae कार्नवालिससे 
पिटके सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण थे और उसने उसके बंगालमें 
स्थायी बंदोबस्त करनेके प्रस्तावका समर्थन किया । उसने 
लार्ड Fenian भी उसके प्रशासनकालके प्रारम्भिक 
वर्षोमें समर्थन किया । परन्तु जब ars वेल्जलीने युद्धोंका 
एक अंतहीन सिलसिला जारी कर दिया तो fret उसका 
समर्थन करना बंद कर दिया । १८०५ ई० में ae 
बेल्जलीको वापस बुला कर उसके स्थानपर aS Fer 
वालिसको भेजा गया। १८०६ ई० में पिठकी मृत्यु हो 
गयी । 

पितनिक-लोगोंका उल्लेख भ्रशोकके शिलालेख संख्या ५ तथा 
८ में मिलता है। ये लोग उसके साम्राज्यकी पश्चिमी 
सीमाओंपर रहते थे । 

पिनहेरो, पादरी एमेनुएल-एक जेशूइट पादरी । १५६५ 
ई० में पादरी जेरोय जैवियरके साथ बादशाह WHA 
दरबारमें गया और उसके राज्यकालके अंतिम वर्षों वहीं 
रहा। उन्हें बादशाहने श्रपनी प्रजाकों बपतिस्मा देकर 
ईसाई बनानेकी इजाजत दे दी । पिनहेरोने waa देशको जो 
पत्र लिखे, उनसे उस युगके इतिहासपर अच्छी रोशनी 
पड़ती है। 

fod, कर्नेल हघध-ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेवामें नियुक्त 
एक फौजी अफसर । उसने पहले मैसूर-युद्ध (१७६७- 
६६ ई०)में स्थल मार्ग द्वारा बंगालसे मद्रास जानेवाली 
एक सेनाका नेतृत्व किया था । 

पौर मुहस्मद-तैमूर (दे०)का पौत SAT १३६७ ई० में 
तैमूरकी चढ़ाईसे एक साल पहले आकर FS और 
मुलतानकों जीत लिया । इस प्रकार उसने तैमूरके हमलेके 
लिए मार्ग set कर दिया । 

पोर मुहम्मद खाँ-शुरूमें बैरम खाँ (दे०)का नौकर। पानी- 
पतकी दूसरी लड़ाई (दे०) (१५५६ ई०)के बाद हेमू 
(दे० ) की पत्नीका पीछा करनेके लिए भेजा गया, जो खजाना 
लेकर भाग गयी थी। वापस लोटनेपर वह बैरम ath 
विरोधी दलमें सम्मिलित हो गया। इसपर बैरम खाँ 
उसका विरोधी हो गया, उसका पद छीन लिया गया और 
उसे गुजरात भेज दिया गया। यह समझा गया कि पीर 
मुहम्मद ater बैरम खाँकी प्रतिहिंसका शिकार बनाया 


गया है और बैरम खाँ-विरोधी दलके समर्थतसे उसे शीघ्र 
दरबारमें वापस बुला लिया गया । उसे बैरम खाँकी गति- 
विधियोंपर नजर रखनेके लिए नियुक्त किया गया । १५६० 
ई० में बैरम खाँका पतन हो जाने तथा उसकी ह॒त्या कर 
दिये जानेपर, पीर मुहम्मद खाँको ween खाँका सहायक 
सेनापति बनाकर मालवापर आक्रमण करनेके लिए 
भेजा गया और मालवाको जीत लिया गया । पीर महम्मद 
खाँने मालवामें बंदी बनाये गये मुसलमानोंके साथ अत्यन्त 
AAU व्यवहार करके अपनेको कलंकित किया | अदहम 
खाँके हटा दिये जानेपर वह मालवाक सूबेदार बनाया गया । 
इसके बाद उसने खानदेशपर हमला किया, किन्तु उसकी 
फौजोंको खदेड़ दिया गया । नर्मदाकों दुबारा पार करते 
समय वह डूब कर मर गया | 

पीस, डैमिनगोस-एक पुर्तगाली यात्री, जो sorta राय 
(दे०)के राज्यकालमें विजयनगर आया। उसने TAT 
स्वभाव तथा उस कालकी झ्राथिक तथा सामाजिक दशाका 
रोचक वर्णन किया है । उसका विश्वास था कि विजयनगर 
उतना ही बड़ा है, जितना बड़ा रोम और यहाँ भ्रसंख्य लोग 
निवास करते हैं। ag उसे संसारका सबसे सम्पन्न नगर 
मानता था । उसने राजाके महलमें एक कमरा HTT लेकर 
ऊपर छत तक समूचा हाथीदाँतका बना देखा । राजसभाका 
शिष्टाचार बड़ा fama था और राजाके पांसे बहुत क्शिल 
सेना थी । 

पुरनिया-मैसूर निवासी एक ब्राह्मण, जो अपनी योग्यताके 
बलपर उन्नति करके टीपू सुल्तान (दे०) (१७८२- 
ee ई०)का दीवान बन गया। १७६६ fo में उसकी 
पराजय तथा मृत्युपर विजयी अंग्रेजोंने मैसूर राज्यके 
एक feat उसके पुराने हिन्दू राजाके जिस नाबालिग 
पौत्नको गद्दी पर बिठाया, उसका दीवान पुरनियाको नियुक्त 
कर दिया । पुरनिया बहुत योग्य प्रशासक सिद्ध हुआ और 
उसने बालक राजाकी ओरसे राज्यका प्रशासन बड़ी 
कुशलतासे किया । 

पुरन्दरकी संधि-मार्च १७७६ fo में मराठों तथा ईस्ट इंडिया 
कम्पनीके बीच हुई । बम्बई सरकार और अपनेको पेशवा 
माननेवाले राघोबा (दे०)के बीच १७७५ Fo की सूरतकी 
संधि (दे०)के फलस्वरूप कम्पनी और मराठोंके बीच 
युद्ध छिड़ गया था। इस युद्धको रोकनेके लिए कम्पनीने 
अपने प्रतिनिधि कर्नल अ्रपटनकों मराठोंसे संधि-वार्ताके 
लिए भेजा था । पुरन्दरकी संधिके द्वारा अंग्रेजोंने इस श्तपर 
राघोबाका साथ छोड़ना स्वीकार कर लिया कि उन्हें साष्टी- 
को श्रपने अ्रधिकारमें रखने दिया जायगा। कोर्ट श्राफ 


६२ ५.३ 
प्रराण-पुतंगाली 


डाइरेक्टर्सने इस संधिको नामंजूर कर दिया और मराठोंसे 
फिर युद्ध छिड़ गया । यह युद्ध १७८५२ ई० तक चलता रहा 
ओर सल्बाईकी संधिके द्वारा समाप्त gar अंग्रेजोंने 
साल्बाईमें पुरन्दरकी संधिकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं 
और मराठोंसे सुलह कर ली । 

पुराण-धामिक अनुश्रुतियों तथा प्राचीन ऐतिहासिक, 
ग्राख्यानोंके भंडार । पुराण अठारह हैं, जिनमेंसे वायु, 
विष्णु, ब्रह्मांड, मत्स्य तथा भागवत पुराणोंमें राजाओंकी 
वंशावलियाँ मिलती हैं जो अत्यन्त मूल्यवान हैं । पुराणोंका 
काल-निर्णय कठिन है। पुराणोंमें भविष्य, ब्रह्मांड तथा 
मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन हैं और उनका रचनाकाल 
ई० पू० चौथी शतःब्दी भी हो सकता है। परन्तु पुराणोंमें 
बहुत-से अंश बहुत बादके काल तक जुड़ते रहे और उन्हें 
वर्तमान रूप चौथी तथा पाँचवीं शताब्दी Go में प्राप्त हुआ। 
पूर्वोक्त पुराणोंके भ्रतिरिक्त अन्य तेरह पुराण हैं--ब्रह्म, 
पद्म, नारदीय, मार्कण्डेय, ama, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, 
लिंग, वाराह, Sars, वामन, कूर्म तथा गरुड़ पुराण | 

पुरी-हिन्दुओंक। पवित्न तीर्थस्थान, जो उड़ीसाके समुद्रतटपर 
स्थित है। यहाँ जगन्नाथजीका विशाल मंदिर है, जिसे 
उड़ीसाके राजा श्रवन्तीवर्मा चोलगंग (दे०) (१०७६- 
११४८ ई०)ने बनवाया । 

पुरु-इस जनका उल्लेख वेदोंमें मिलता है । वे भ्रार्वजातिके 
अन्तर्गत थे, फिर भी 'वैरीकी भाषा' बोलते थे। श्रायोके 
wer जनों (कबीलों)से उनका युद्ध चलता रहता था। 
वे अन्य जनोंके साथ सरस्वती नदीके तटपर रहते थे । 
यह ज्ञात नहीं है कि ३२६ Gogo में झेलम नदीके तठपर 
सिकंदरकी सेनाओंका युद्धभूमिमें मुकाबला करनेवाले 
राजा पुरुसे प्राचीन पुरुजनक। क्या सम्बन्ध था । 

पुरु-यूनानी इतिहासकारोंने इसका नाम पोरस लिखा है। 
उनके वर्णतानुसार मकदूनियाके राजा सिकन्दरने ३२६ Eo 
पू० में जब पंजाबपर are किया, उसका राज्य 
झेलम और चिनाब नदियोंके बीचमें स्थित था। पुरु 
इस बातका उदाहरण प्रस्तुत करता है कि भारतीय क्षत्रिय 
राजा शूरवीर और स्वाभिमानी होते थे। पुरुके पड़ोसी, 
तक्षशिलके राजा आम्भिने, जिसका राज्य झेलमके 
पश्चिममें था, सिकन्दरकी अ्रधीनता स्वीकार कर ली । 
किन्तु get सिकन्‍्दरके आगे सिर झुकानेसे इनकार कर 
दिया और उससे युद्धभूमिमें भेंट acter निश्चय किया । 
सिकन्दरने इस बातका पता लगा लिया था कि उसके 
wget मुख्य बल हाथी हैं ate उसने wait सेनाको बता 
दिया था कि उनका सामना किस रीतिसे करना चाहिए । 


RvR 

Gar प्रतीत होता है कि Gert इस बातका पता लगानेकी 
कोशिश नहीं की कि यवन सेनाकी शक्तिका क्या रहस्य है । 
यवन सेन/का मुख्य बल उसके द्रुतगामी अश्वारोही तथा 
घोड़ोंपर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे । पुरुको अपनी वीरता 
और हस्तिसेनाका विश्वास था और उसने सिकन्दरको 
झेलम नदी पार करनेसे रोकनेकी Beer नहीं की । सिकन्दर- 
के द्रुतगामी अश्वारोही तथा घोड़ोंपर सवार तीरंदाज 
जब सामने भ्रा गये तब जाकर उसने झेलमके पूर्वी Tere 
aes मैदानमें व्यूहरचना करके उनका सामना किया । 
उसकी धीरे-धीरे चलनेवाली पदाति सेना सबसे आगे थी, 
उसके पीछे हस्तिसेना थी । उसने जिस ढंगकी वर्गाकार 
व्यूहरचना की थी उसमें सेनके लिए तेजीसे गमन करना 
संम्भव नहीं था। उसके धनुषधारी सैनिकोंके धनुष इतने 
बड़े थे कि उन्हें चलानेके लिए जमीनपर टेकना पड़ता था। 
सिकन्दरने अपनी द्रुतगामी सेनाकी गतिशीलताका पूरा 
लाभ उठाया और उसकी इस रणनीतिने उसे युद्धमें विजयी 
बना दिया । पुरु बड़ी वीरतासे लड़ा और घायल हो जाने पर 
भी उसने युद्धभूमिमें पीठ नहीं दिखायी । यवन सैनिकोंने 
उसे बंदी बना लिया। सिकन्दरने बुद्धिमत्तासे काम लेकर 
उसे मित्र राजा बना लिया। उसने उसे पूरा राजोचित 
सम्मान प्रदान किया और उसका राज्य लौटा दिया aT 
शायद पंजाबमें जीते गये कुछ राज्य भी उसे सौंप दिये । 
सिकंदरकी वापसीके बाद gett क्या भूमिका रही, यह 
ज्ञात नहीं है। पंजाबकों यवनोंसे चन्द्रगुप्त मौर्य (दे०)ने 
मुक्त कराया। 

पुरुषप्र-आधुनिक' पेशावरका प्राचीन नाम, जो महान्‌ 
कुषाण राजा कनिष्क (दे०)की राजधानी थी । 

पुरुषोत्तम-एक हिन्दू दर्शनवेत्ता, जिसको बादशाह अकबर- 
ने लगभग १५८० ई०में फतेहपुर सीकरीके इबादतखानेमें 
वाद-विवादके लिए आमंत्रित किया था । 

पुरुषोत्तम गजपति-उड़ीसाका एक राजा (१४७०-६७ Fo )। 
वह ॒कपिलेन्द्र वंश (दे०)का था। उसे विजयनगरके 
राजा तथा बहमनीके सुल्तानसे युद्ध करना पड़ा और अपने 
राज्यकालके प्रारम्भमें वह उनसे पराजित हुआ । उन्होंने 
उसके राज्यक। गोदावरीसे दक्षिणका भाग छीन लिया । 
परन्तु पुरुषोत्तम गजपतिने श्रपनी मृत्युसे पूर्व गोदावरी 
तथा कृष्णा नदीके दोझ्लाबपर फिरसे श्रधिकार कर लिया 
और कोंडबिन्दु तक श्रपने राज्यका विस्तार कर लिया। 

पुरोहित-राजाका धामिक परामशंदाता और धर्मानुष्ठाता | 
हिन्दू राजतंत्रमें प्रशासनपर उसका काफी प्रभाव होता था । 

पुतंगाली-बास्को द गामाके नेतृत्वमें ये लोग चार जहाजोंपर 


ZUG 


VY 


पुलकेशी प्रथम-पुलकेशी द्वितीय 





सवार होकर Yo मई १४६८ ई० को भारत पहुँचे | वे 
Sans ara अंतरीपका चक्कर लगाकर भारत 
पहुँचनेवाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। उन्होंने अपने 
जहजोंका लंगर क/लीकट में डाला । वहाँके हिन्दू राजाने, 
जिसे जमोरिन कहते थे, उनका स्वागत किया ।. वे वहांसे 
कोचीन और कन्नानोर गये और सकुशल पुर्तंगाल वापस 
लौट गये। gaat भाग्यवशात्‌ बड़े अच्छे WHT 
भारत आये थे, उस समय उत्तरी भारतमें दिल्लीकी 
सल्तनत और दक्खिनमें बहमनी राज्य दोनों विघटनकी 
अवस्थामें थे । उस कालमें भारत जिन राज्योंमें विभाजित 
था, उनमें से किसीके पास नौसेना नहीं थी । किसी राज्यने 
नौसेना संगठित करनेका विचार तक नहीं किया था। 
इसलिए भारतमें पुतंगालियोंके बढ़ावमें सिर्फ वे अरब 
सौदागर बाधक थे जिनके हाथमें भारतका पश्चिमसे 
होनेवाला सारा व्यापार था । वास्कों द गामा जब १५०२ 
ई० में दुबारा आया तब जमोरिनसे उसका संघर्ष हो गया, 
क्योंकि उसने अरब alanis हाथसे सारा व्यापार 
छीनकर पुतंगालियोंके हाथमें सौंप देनेसे इनकार कर दिया | 
किन्तु भारतके साथ पुरतंगालियोंका व्यापार बढ़ता रहा 
झौर १५०५ ई० में डोम फ्रांसिस्को द झआालमीदा (Zo) aT 
भारतमें पहला पुर्तंगाली वाइसराय (प्रतिनिधि) नियुक्त 
किया गया। १५०८ ई० में उसने अरब सागरमें एक 
नौसनिक लड़ाईमें fra भर गुजरातके Beals एक 
संयुक्त बेड़ेकों हरा दिया और इस प्रकार समुद्री मार्गोपर 
पुतंगाली प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसके फलस्वरूप 
अगले पुर्तंगाली गवर्नर आ्रालबुककंको पश्चिमसे हिन्द महा- 
सागरमें प्रवेश करनेके सभी मार्गोपर अपने अडडे स्थापित 
करने तथा अरबोंके जहाजोंको समुद्रसे मार भगानेमें सफलता 
प्राप्त हुई। उसने १५१० ई० में तीजापुरके सुल्तानसे 
गोझ्राका ठापू छीन लिया। आलबुककंने १५११ ई० में 
RATT तथा १५१४ ई० में ओर्मुजपर भी अ्रधिकार 
कर लिया। इससे पहले अदनपर अधिकार करनेके प्रयत्न में 
वह विफल रहा था। पुरतंगालियोंने गोश्रा के साथ-साथ 
भारतके पश्चिमी तटपर डामन और Se नामक दो और 
स्थानोंपर कब्जा कर लिया और इस प्रकार भारतमें एक 
प्रकारसे MAT छोटा-सा साम्राज्य स्थापित कर लिया, 
जिसपर वे लोग अब तक शासन करते रहे। भारतीय 
बस्तियोंपर उनका शासन अत्यन्त दमनकारी रहा । उत्होंने 
विधर्मियोंपर, विशेषरूपसे मुसलमानोंपर कर अत्याचार 
किये और उनको दंडित करनेके लिए धार्मिक अझ्रदालतोंकी 
स्थापना की । पुर्तगाली संख्यामें बहुत थोड़े थे जो उनके 


साम्राज्यके प्रसारमें सबसे बड़ी कमी थी। आलबुकक॑ने 
इस बाधाको दूर करनेके लिए पुर्तंगाली नाविकोंको अपहृत 
भारतीय विवाहिता स्त्रियों तथा कन्याओंसे विवाह करनेके 
लिए प्रोत्साहित किया । उसका ख्याल था कि इस प्रकारसे 
वर्णसंकरोंकी एक जाति उत्पन्न करके पुर्तगाली भारतमें 
अपना शासन बनाये रखनेमें सफल हो जायेंगे, किन्तु 
उसका यह AAT पूरा FAT | 
सत्रहवीं शताब्दीमें डच और अंग्रेज व्यापारी भी भारत 

पहुँचे । अ्रंग्रेज और पुतंगाली व्यापारियोंमें स्थल और 
समुद्रपर दीर्घकाल तक लड़ाइयाँ चलतीं रहीं, जिनके 
फलस्वरूप पुर्तगालियोंके gat न केवल व्यापार, 
बल्कि समुद्रके ऊपरसे भी एकाधिकार for गया। यद्यपि 
पुर्तगाली मुगल बादशाहों तथा मराठोंके श्राक्रमणसे अपने 
भारतीय साम्राज्यकी रक्षा करनेमें सफल रहे, तथापि 
यह निश्चित था कि उनके भारतीय स/म्राज्यका वही 
परिणाम हुआ होता जो फ्रांसीसी साम्राज्यका हुआ और 
बह ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य द्वारा अवश्य निगल लिया 
जाता, मगर नेपोलियनके विरुद्ध युद्धमें पुतंगाल इंग्लैण्डका 
मित्तराष्ट्र था। इस वजहसे फ्रांस और हालैंडकों जबकि 
उन्नीसवीं शताब्दीके प्रारम्भमें भारतमें अपने साम्राज्यसे 
हाथ धोना पड़ा, और वे केवल कुछ व्यापारिक केन्द्रोंपर 
अपना कब्जा बनाये रख सके, पुर्तगालने TAT, डामन और 
ड्यूपर IAT स्वतंत्र साम्राज्य बनाये रखा । स्वतंत्र भारत 
अपने भूखंडपर पुतंगाली साम्राज्यकों जारी रखनेकी 
इजाजत नहीं दे सकता था, ATTA जब पुतंगाल द्वारा 
शांतिपूर्ण रीतिसे seit भारतीय बस्तियोंकी शासन- 
सत्ता हस्तांतरित कर देनेकी दीर्घकालीन समझौता वार्ता 
विफल हो गयी, तब १६६० ई० में उनसे वह भूभाग बल- 
पूर्वक arora करा लिया गया। 

पुलकेशी प्रथम-दक्षिणमें वातापी अथवा बादामीमें चालुक्य 
वंश (दे०)का sada 1 वह छठी शताब्दीके लगभग 
मध्यकालमें हुआ था i 

पुलकेशी द्वितीय-पुलकेशी प्रथमक। पौत्र तथा चालुक्य वंश 
(दे०) का चौथा राजा, जिसने ६०९६-४२ ई० तक राज्य 
किया । ag महाराजाधिराज हर्षवर्धतका समसामयिक 
war sfaadt at 1 उसने ६२० ई० में दक्षिणपर हर्षका 
आक्रमण विफल कर दिया | वह महान्‌ योद्धा था और 
उसने गुजरात, राजपूताना तथा मालवाकों विजय किया | 
उसने कृष्णा भर गोदावरी नदियोंके बीच स्थित वेंगिका 
राज्य जीता और अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन (दे०)को 
वहाँ अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया । 


240 


पुलिस, भारतोय-पुष्यमित्र 


£ उसने दक्षिण भारतके चोल, cea तथा केरल 
“राज्योंको अपने अधीन कर लिया, पल्‍लव राजाश्रोंसे भी 
दीर्घकाल तक युद्ध किया और लगभग ६०६ ई० में राजा 
महेन्द्रवर्माको Teed कर दिया | उसकी कीर्ति सुदूरवर्ती 
फारस देश तक पहुँच गयी A फारसके शाह खुसरो 
द्वितीयने ६२४५-२६ fo में पुलकेशी द्वितीयके द्वारा भेजे 
गये दूतमंडलसे भेंट की थी। इसके बदलेमें उसने भी 
अ्रपना दृतमंडल पुलकेशी द्वितीयकी सेवामें भेजा । श्रजंता- 
की गुफा संख्या १ में एक भित्तिचित्रमें फारसके दूृतमंडलको 
पुलकेशी द्वितीयके सम्मुख अपना परिचयपत्र प्रस्तुत करते 
हुए दिखाया गया है। चीनी यात्री ह्य॒एन-त्सांग ६४१ Fo 
में उसकी राजसभामें आया था और उसके राज्यका 
भ्रमण किया था | उसने पुलकेशी द्वितीयके शौर्य और उसके 
सामंतोंकी स्वामिभक्तिकी प्रशंसा की है। किन्तु ६४२ Fo 
में इस शक्तिशाली राजाकों पल्‍लव राजा नरसिंहवर्माने 
एक युद्धमें पराजित कर मार डाला । उसने उसकी राजधानी 
पर भी अधिकार कर लिया और कुछ समय के लिए उसके 
वंशका उच्छेद कर दिया । 
पुलिस, भारतोय-सर्वप्रथम ब्रिटिश भारतमें इस विभागकी 
स्थापना गवर्नेर-जनरल ae कार्नवालिस (१७५६- 
€३ ई०) ने की। कलकत्ता, ढाका, पटना तथा 
मुशिदाबादमें चार अ्रधीक्षकोंके अधीन पुलिस रखी गयी । 
mae: प्रत्येक जिलेमें एक पुलिस अधीक्षककी नियुक्ति 
- - हुँई। उसके अधीन प्रत्येक सब-डिवीजनमें एक उप-पुलिस 
अधीक्षक, प्रत्येक सकिलमें एक पुलिस इंसपेक्टर तथा प्रत्येक 
थानेमें एक थानाध्यक्ष होता था। थानाध्यक्षके अधीन 
कई कांस्टेबिल होते थे । इन सबको राज्यसे वेतन दिया 
जाता था aie वे सामूहिकरूपसे अपने-अपने क्षेत्रमें 
शांति और व्यवस्था बनाये wane लिए जिम्मेदार होते थे । 
गाँवोंमें चौकीदार रखे जाते थे जिन्हें सरकार मामूली वेतन 
देती थी । उनका काम श्रपने क्षेत्रके बदमाशोंपर नजर 
रखना और कोई दंडनीय अपराध होनेपर उसकी सूचना 
थानाध्यक्षको देना होता था। कलकत्ता, बम्बई तथा 
apres TATA नगरोंमें पुलिस कमिश्नरके अधीन ca 
संयुक्त पुलिसदल होता. था। पुलिस कमिश्तर सीधे 
पुलिस विभागसे सम्बन्धित मंत्रीके अ्रधीन होता था और 
कानून तथा व्यवस्था बनाये रखना तथा विभागीय प्रशिक्षण 
प्रदान करना उसकी जिम्मेदारी होती थी । wa भारतीय 
प्रशासकीय Fars सदस्योंकी भाँति पुलिस अधीक्षकोंकी 
भरती भी मुख्यरूपसे श्रखिल भारतीय प्रतियोगिता 
परीक्षाके श्राधारपर होती है, किन्तु भ्रभी तक 


२४५ 


कोई अखिल भारतीय पुलिस सेवा नहीं गठित की 
गयी है । a] 

१८६१ ई० के पुलिस ऐक्टके द्वारा पुलिसको प्रांतीय 
संगठन बना दिया गया और उसका प्रशासन सम्बन्धित 
प्रांतीय सरकारोंके जिम्मे कर दिया गया। प्रत्येक प्रांतके 
पुलिस संगठनका प्रधान पुलिस मह।निरीक्षक होता है, 
जो उसका नियंत्रण करता है । सारे देशमें पुलिस संगठनका 
सबसे बड़ा दोष यह था fe पुलिस अफसरोंमें शिक्षाका 
अभाव तथा भ्रष्ठाचारका बोलबाला रहता था। १६०२ 
ई० में पुलिस प्रशासतकी जाँच करनेके लिए एक कमीशन- 
की नियुक्ति की गयी और उसकी सिफारिशोंके अधारपर 
पुलिस दलमें सुधार करने और उसका मनोबल ऊँचा उठाने- 
के लिए कदम उठाये गये । एक खुफिया जाँच विभागकी 
स्थापना की गयी तथा अंतरप्रांतीय समत्वयके लिए 
pata सरकारके गृह विभागके अ्रधीन केन्द्रीय खुफिया 
विभाग गठित किया गया। स्वतंत्नता-प्राप्तिकि बाद 
पुलिस दलमें प्रधिक शिक्षित व्यर्क्तियोंको श्राकषित करनेके 
उद्देश्यसे वेतन-मानमें सुधार कर fear गया है और सुविधा- 
alt काफी वृद्धि कर दी गयी है । पुलिस दलके सदस्योंमें 
यह भावना उत्पन्न करनेका प्रयास किया गया है कि वे 
जनताके सेवक हैं, किन्तु इसमें सीमित सफलता ही मिली है । 

पुष्यगुप्त-एक वैश्य, जिसे चंद्रगुप्त ATT (Fo) सौराष्ट्रमें 
अपन राष्ट्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया था, जिसने वहाँकी 
एक नदीपर बाँध बनाकर प्रसिद्ध सुदर्शन झीलका निर्माण 
कराया । 

पुष्यभूति बंश-छठी शताब्दी ई० में दिल्‍्लीके निकट थानेश्वरमें 
पुष्यभूतिसे, जो शिवका उपासकु;था, इस वंशका प्रारम्भ 
हुआ । इस वंशमें तीव राजा हुए--प्रभाकरवर्धन भ्ौर 
उसके दो ga राज्यवर्धेन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकर- 
ada (दे०)की मृत्युपर उसके सिहासनपर उसका बड़ा 
ya usaadt (20) बैठा। किन्तु राज्याभिषेकके 
बाद ही राज्यवर्धनको युद्धोंमें फेस जाना पड़ा और उसका 
वध कर दिया गया। तब उसका यशस्वी, छोटा भाई 
हवर्धन (दे०) (६०६-४७ ई०) शासक हुआ, जिसने 
चालीस वर्ष तक राज्य करके अपनी कीततिका विस्तार 
किया । वह निस्संतान था, अतः उसकी मृत्युके साथ पुष्य- 
भूति वंशका अन्त हो गया । 

पुष्यमित्न-एक जनजाति, जिसका विकास और निवास 
अज्ञात है। पाँचवीं शताब्दीके प्रारम्भमें कुमारगुप्त 
प्रथम (दे०)के राज्यकालमें पुष्यमित्रोंने गुप्त साम्राज्यपर 
आ्राक्रमण कर feat) युवराज स्कन्‍्दगुप्त (दे०)ने उन्हें 


246 
२४६ 


परास्त कर दिया, परन्तु इसके लिए उसे भयंकर युद्ध 
करना पड़ा और कुछ रातों उसे जमीनपर हाथोंका तकिया 
लगाकर सोना पड़ा। गुप्त साम्राज्यके पतनका एक 
कारण पुष्यमित्रोंका आक्रमण भी था। 

पुष्यमित्र शृंग-मौयंवंशकों पराजित करनेवाला तथा शुंग- 
वंश ( लगभग १८५ fo Go ) का प्रवतेक । वह THT 
ब्राह्मण और कमंसे क्षत्रिय था। मौर्यवंशके भ्रंतिम 
राजा बृहद्रथने उसे maar सेनापति नियुक्त कर दिया। 
बृहद्रथ जब एक सैन्य-प्रदर्शनका निरीक्षण कर रहा था, 
पुष्यमित्नने उसे मरवा दिया और स्वयं सिंहासनपर बैठ 
गया। उसने ३८ वर्ष तक राज्य किया। यह सरल 
art नहीं था। साम्राज्यपर दक्षिण-पूर्वसे उड़ीसाके 
राजा aaa (दे०)ने तथा sat भारतीय zat 
राजा मिनाण्डर (दे०)ने आक्रमण किया। पुष्यमित्ने 
दोनों श्राक्रमणोंकों विफल कर दिया, उसने विशाल 





साम्राज्यको खंडित नहीं होने दिया और भ्रपनी विजयोंके . 


उपलक्ष्यमें लम्बे अंतरालके बाद अश्वमेध यज्ञ (दे०) का 
अनुष्ठान किया। अशोकके प्रभावसे भ्रश्वमेध जैसे 
हिसाप्रधान यज्ञोंकी परिषाटी विलुप्त हो गयी थी । पुष्य- 
frat हिन्दू धर्मको पुनरुज्जीवित किया और राजभाषाके 
रूपमें संस्कृतकी फिरसे प्रतिष्ठापना at प्रसिद्ध संस्कृत 
वैयाकरण पतंजलि उसीके कालमें हुए । 
उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी अग्निमित्र (Zo) तथा 

Gia वसुमित्र (दे०) दोनों महान्‌ योद्धा थे । कहा जाता है 
कि पुष्यमित्रोंने बहुत-से बौद्ध स्तूपोंका eta कराया 
तथा बौद्ध श्रमणोंका सिर कटवाया, किन्तु इसका कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 

पूना-महाराष्ट्रका प्रमुख नगर, जो शिवाजी (दे०) तथा 
उनके पुत्र एंवं उत्तराधिकारी शम्भूजी (दे०) की राज- 
घानी था। शाहू (दे०) भ्रपनी राजधानी यहाँसे उठाकर 
TAT ले गया, परन्तु १७४६ fo में उसकी मृत्युके बाद 
पेशवा बालाजी बाजीराव (दे०) ने इसे फिर मराठा राज्य- 
की राजधानी बना दिया । अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय- 
के हार जाने तथा अ्रपदस्थ कर दिये जानेके बाद इसका 
मान घट गया । Gar श्रब भी महत्त्वपूर्ण नगर है शौर यहाँ 
एक विश्वविद्यालय स्थित है । गांधीजीने ब्रिटिश प्रधानमंत्री 
रैमजे मैकडोनाल्‍डका साम्प्रदायिक निर्णय (दे०) रह 
करानेके लिए १६३२ ई० का प्रसिद्ध उपवास पूनामें ही 
किया था। 

धूनाकी संधि-१८१७ ई० में पेशवा बाजीराव द्वितीय (दे० ) 
और अंग्रेजोंके बीच १८०२ ई० की बसईकी संधि (दे०) के 


पुष्यमित्र शुंग-पूर्वी गंगवंश 

स्थानपर की गयी। इस संधिके द्वारा पेशवाने अपने 
दरबारसे समस्त विदेशी प्रतिनिधियोंको निकाल दिया, 
पूनामें ब्रिटिश सेना रखनेक। खर्च पूरा करनेके लिए कुछ 
क्षेत्र सौंप दिये तथा मराठा संघका नेतृत्व त्याग दिया। 
बादमें बाजीराव द्वितीयको पश्चात्ताप हुआ कि ag संधि 
उसके ऊपर जबरदस्ती धोप दी गयी है। उसने १८१८ 
ई० में अंग्रेजोंके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, परन्तु उसे 
पराजित होकर ग्रात्मसमर्पण करन। पड़ा और १८१८ ई० में 
उसे गद्दी से उतार दिया गया | 

gat महिला विश्वविद्यालय-इसकी स्थापना प्रोफेसर धोण्ढो 
केशव Fat १६१७ fo में की । इससे भारतमें महिला 
शिक्षाकी प्रगतिके एक महत्त्वपूर्ण अध्यायका सूत्रपात हुआ | 

gat समझौता-२४ सितम्बर १६३२ ई० को गांघीजीकी 
रोगशैयापर हुआ । रैमजे मैकडोनाल्डक्रे साम्प्रदायिक 
निर्णय (दे०)के द्वारा न केवल मुसलमानोंको, बल्कि 
दलित जःतिके हिन्दुओंको सवर्ण हिन्दुओंसे wert करनेके 
लिए भी पृथक्‌ प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया था। 
गांधीजीने इसीके विरुद्ध आमरण उपवास आरम्भ कर 
दिया था। इस समझौतेके द्वारा दलित जातिके प्रति- 
निधियोंको सामान्य निर्वाचन क्षेत्रोंके द्वारा, जिनमें सभी 
गैर-मुसलमानोंकों वोट देनेका अधिकार था, निर्वाचित + 
करनेका निर्णय किया गया । 

पूर्वनन्द-इस शब्दका प्रयोग गलत ढंगसे नन्‍्दवंशके पूर्ववर्ती 
राजाश्रोंके लिए किया जाता है। पूर्वनन्द कोई वंश नहीं, 
एक राजा था। 

ge सीमांसा-हिन्दूदर्शका एक सम्प्रदाय | इस सम्प्रदायमें 
बेदविहित यज्ञ-यागादि कर्मोपर बहुत बल दिया जाता है । 
मीमांसा दर्शनके प्रमुख प्रवक्ता शबरस्वामी, प्रभाकर तथा 
कुमारिल थे जो चौथी-पाँचवीं शताब्दी ई० में हुए । 

gat गंगबंश-राजराज प्रथमसे इसका प्रचलन हुआ, जो 
११वीं शताब्दी ई० के मध्यमें कलिग (उड़ीसा)का शासक 
बना | वह वज्ञहस्तका पुत्र था। इस ATT १४०२ Fo 
तक शासन किया। बादमें मुसलमानोंने इस वंशका 
उच्छेद किया | इस वंशमें कुल १५ राजा हुए, यथा-- 
राजराज प्रथम, अ्रनन्तवर्म्मा चूड़गंग (१०७५-११४२ई० ), 
कामारणव, राघव, राजराज द्वितीय, अश्रनंगभीम प्रथम, 
राजराज तृतीय, अनंगभीम द्वितीय, नृर्ति|ह प्रथम, भानुदेव 
प्रथम, नूसिह द्वितीय, भानुदेव द्वितीय, नृस्सिह तृतीय, 
भानुदेव तृतीय तथा नूसिंह चतुर्थ (१३८४-१४०२ ६०) | 
इस वंशका fata राजा प्रतन्तवर्मा चूड़गंग बहुत प्रसिद्ध 
हुआ । sata पुरीमें जगन्नाथजीक। मन्दिर बनवाया था। 


aud 
पूर्वी बंगाल-पेशवा 


२४७ 





पूर्वी गंगवंशके अ्रधिकांश राजा कला एवं साहित्यके 

अनुरागी थे । उन्हींकी संरक्षतामें कला एवं वास्तुकी उड़िया 
शैली का विकास हुआ । इस वंशके शासतमें जितने मन्दिर 
बनवाये गये, उतने देशमें कहीं नहीं बनवाये गये । राज- 
नीतिक दृष्टिसे इस वंशके राजा दूरदर्शी नहीं कहे जा सकते । 
जब बंगालपर मुसलमानोंका आक्रमण हुआ और स्वयं 
उड़ीसाकी सीसापर हमले होने लगे, तब भी अनन्तवर्मा- 
के बादके चार राजाओंने प्रभावी eae मुसलम/नोंको 
खदेड़ने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया । लेकिन १३वीं 
शताब्दी fo में बादके गंग wait अनेक वर्षों तक 
मुसलमानोंको राज्यमें घुसने नहीं दिया। अंतमें मुस्लिम 
आ्राक्रमणकारियोंने १४०२ ई० में गंगवंशका उन्मूलन 
कर डाला । 

पूर्वी बंगाल--(दे०) ‘aire देश! । 

पृथ्वीराज चौहान (जिसे राय fetter भी कहते थे)-- 
सांभर, अजमेर और दिललीका शासक । उसका मुख्य 
प्रतिदन्दी कन्नौजका राजा जयचंद्र (दे०)था जिसकी 
gat संयोगित।ने पिताकी इच्छाके विरुद्ध स्वयंवर सभामें 
उसका वरण किया था और पृथ्वीराज लगभग ११७४ ई० 
में उसका अपहरण कर लाया था। पृथ्वीराज महान्‌ 
योद्धा था और उसने ११८२ ई० में चंदेल राजा परमालकों 
हरा कर उसकी राजधानी महोबापर अधिकार कर लिया 
था। शहबुद्दीन मुहम्मद गोरीके आक्रमणका उसने 
डटकर मुक/।बल। किया और ११८२ ई० में तराइनकी पहली 
लड़ाईमें उसे हरा दिया। किन्तु अगले साल तराइनकों 
दूसरी लड़ाईमें वह हर गया तथा मारा गया। उसकी 
प्रेम तथा युद्ध"थाओंक। वर्णन उसके प्रसिद्ध चारण चन्द 
बरदाईने ‘Cay नामक महंकाव्यमें लिखा है। 
पेथिक-लारेंस, लार्ड--भारतमें १६४६ ई० में जो कैबिनेट 
मिशन (दे०) श्राया, उसके अध्यक्ष । वे भारतकी संबे- 
घानिक सुधारोंकी मांगके प्रबल समर्थक थे। एटली 
मंत्रिमण्डलमें भारतमंत्री (१६४५-४७ ई०)की हँसियत- 
से उन्होंने ब्रिटेनकी उस नीतिके निर्माणमें मुख्य हिस्सा 
लिया, जिसके फलस्वरूप १६४७ ई० में भारतको स्वाधीनता 
प्राप्त हुई । 

पेप्सू--पअंग्रेजी भाषामें पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य 
संघका नाम-संक्षेप । इस राज्य संघका निर्माण सतलजके 
किनारे स्थित उन सिख रियासतोंकों मिला कर किया गया 
था जिन्होंने १८०६ ई० में अमृतसरकी संधिके arer ब्रिटिश 
संरक्षण स्वीकार कर लिया था। 

Quen, एडमिरल-१७४६ fo में भारतीय समुद्रमें ला बो्दने 


(दे०) के नेतृत्वमें फ्रांसीसी जंगी बेड़ेका स।मना करनेवाले 
ब्रिटिश जंगी बेड़ेक। कमांडर । फ्रांसीसी बेड़ेके मुकाबलेमें 
पेयटनकों अपन! बेड़ा लेकर भागना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 
मद्रास (दे०)पर फ्रांसीसियोंका भ्रधिकार हो wart 
पेरों, जनरल-एक फ्रांसीसी भृत्य (भाड़ेका) सैनिक, जो 
पहली बार १७८० ई० में भारत आया । १७५१ ई० में 
गोहदके राणाने उसे नौकर रख लिथा। बादमें वह 
भरतपुर राज्यकी सेवामें आ गया । १७६० ई० में द- 
ब्वांग (दे०)ने उसे महा।दजी शिन्देकी सेवामें रख लिया । 
उसने शिन्देको कई प्रतिद्वन्द्दी राजाओंपर विजय प्राप्त करने- 
में मदद दी। १७६६ ई० में द-ब्वांगके ग्रवकाश ग्रहण 
करनेपर ag शिन्देकी सेनाका सेनापति नियुक्त हुआ | 
उसने राजपूतानापर शिल्देका आधिपत्य स्थापित किया। 
किन्तु १८५०३ ई० में जब दूसरा मराठा-युद्ध शुरू हुआ, तब 
पेरों भारतीय-ब्रिटिश सेनाओंके विरुद्ध कोई सफलता नहीं 
प्राप्त कर सका और अलीगढ़ तथा कोमलकी लड़ाइयोंमें उसे 
हार खानी पड़ी । फलस्वरूप दौलतराब शिन्देका पेरोंपर- 
से विश्वास उठ गया और उसने उसकी जगह*अ्रम्बाजीको 
नियुक्त कर दिया । लालवाड़ी (दे०)में शिन्देकी सेना- 
के हारनेके बाद पेरोंने यह नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता 
चला गया । वहां उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी शरण ली । 
कम्पनीने उसके सकुशल फ्रांस लौटनेका प्रबंध कर दिया; 
जहां १८३४ fo में उसकी मृत्यु हो गयी । 
पेशवा--मूलरूपसे शिवाजीके द्वारा नियुक्त भ्रष्ट प्रधानोंमेंसे 
एक | उसे मुख्य प्रधान भी कहते थे । उसका कार्य सामान्य 
रीतिसे प्रजाहितपर ध्यान रखना था। शाहू (दे०) 
(१७०८-४८ ई०)के राज्यकालमें बालाजी विश्वनाथ 
(दे०)ने इस पदका महत्त्व बहुत अधिक बढ़ा दिया | वह 
१७१३ ई० में पेशवा नियुक्त हुआ WIT १७२० ई० में 
मृत्यु होने तक इस पदपर रहा । उसने सेनापति तथा राज- 
नीतिज्ञ, दोनों ही रूपोंमें जो सफलताएं प्राप्त कीं, उससे 
दूसरे प्रधानोंकी अपेक्षा पेशवाके पदकी मर्यादा बहुत बढ़ 
गयी। १७२० ई० में उसकी मृत्युके बाद उसका पुत्र 
बाजीराव प्रथम (दे०) पेशवा नियुक्त हुआ, तबसे यह पद 
बालाजीका एक प्रकारसे खानदानी हक बन गया। 
बाजीराव प्रथम बीस साल (१७२०-४० Fo ) तक पेशवा 
रहा और उसने निजामपर विजय प्राप्त करके तथा उत्तरी 
भारतमें विजययात्राएं करके पेशवा पदका wera AIK 
बढ़ा fear) उसकी उत्तरी भारतकी विजययत्वाग्रोंके 
फलस्वरूप मालवा, गुजरात तथा मध्य भारतमें मराठा 
राज्यशक्ति स्थापित हो गयी तथा मराठा संघकी शक्ति 


24s 


Re 


बहुत ag गयी। मराठा संघमें fire, होल्कर, गायकवाड़ 
तथा भोंसले सम्मिलित थे । 

१७४० ई० में बाजी राव प्रथमकी मृत्यु होनेपर उसका 
पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना । १७४६ ई< में महा- 
राज wg (दे०) निस्संतान मर गया । इसके फलस्वरूप 
पेशवाका पद वंशगत होनेके साथ ही मराठा राज्यमें 
सर्वोच्च मान लिया गया । पेशवा मराठा राज्यकी राजघानी 
सतारासे हटा कर पूना ले गया | इसके बाद मराठा राजा 
पेशवाके हाथकी कठपुतली मात्र रह गये और राज्यका 
वास्तविक after पेशवाओोंके इतिहससे सम्पृक्त हो गया । 
बालाजी बाजीरावने १७४० से १७६३ ई० तक शासन 
किया और वह इतना शक्तिशाली हो गया कि मुगल 
बादशाह आलमभगीर द्वितीय (दे०) (१७५४-५६ ई०) 
site शाहप्रालम द्वितीय (Zo) (१७५६-१८०६ ई०) 
अहमदशाह अब्दालीके हमलेसे अ्रपनी रक्षा करनेके लिए 
उसपर आश्रित रहे । बएजी रावके पित।ने हिन्दूपाद पादशाही - 
की स्थापना अपना उद्देश्य बनाया था । परन्तु उसने पिताकी 
इस नीतिकी त्याग कर मुगल स!म्राज्यके स्थानपर मराठा 
साम्राज्यकी स्थापना करना अपना उद्देश्य बना लिया 
ate हिन्दू तथा मुसलमान राज्योंको समान रूपसे लूटना 
शुरू कर दिया। इससे फलस्वरूप महाराष्ट्रके बाहरके 
सभी प्रदेशोंके लोगोंकी सहानुभूति वह खो बैठा । १७६१ 
ई० में पानीपंतकी तीसरी लड़ाई (दे०)में अहमदशाह 
अ्रब्दालीकी A उसकी जबर्दस्त हारका एक कारण यह 
भी था। इस लड़ाईमें मराठोंको भारी क्षति उठानी पड़ी 
और उसका परिणाम उनके लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ | 
इस लड़ाईके छः महीनेके बाद ही पेशवा बालाजी बाजीराव 
शोकाभिभूत होकर मर गया। 

उसकी मृत्युके बाद पेशवाओंक/ और उनके साथ-साथ 
मराठा राज्यशक्तिक। पतन झ्रारम्भ हो गया। उसका TAT 
fare माधवराब प्रथम (दे०) (१७६१-६२ Fo) 
बहुत जल्दी मर गया । अगला पेशवा नारायणराव (Zo) 
१७७२-७३ ई० में अपने चाचा राघोवाके (दे०) संकेतपर 
मार STA गया। उसके बाद १७७३ Fo में कुछ समयके लिए 
राघोवा पेशवा रहा, परन्तु उसे विवश होकर पेशवाई 
नारायणरावकी मृत्युके बाद जन्मे उसके पुत्र माधवराव 
नारायण (दे०) को सौंपनी पड़ी। माधवराव नारायण 
१७७४ ई० से १७६६ Fo तक पेशव। रहा । परन्तु राघोवा 
पेशवा कुल-कलंक साबित हुआ । अ्रपनी स्वार्थपूर्तिके लिए 
उसने पेशवाको पहले अंग्रेज-मराठा geet sar दिया जो 
१७७५ Fo से १७८२ ई० तक चलता रहा । इस युद्धके 


पेशाघर 


फलस्वरूप मराठा संघपर पेशवाका नियंत्रण और शिथिल 
पड़ गया । नाना फड़नवीस इस समय पेशवाका प्रधाना- 
मात्य था। उसकी नीतिकुशलता तथा योग्यदाके कारण 
अगले १८ स,लोंतक दक्षिणमें Imai राज्यशक्ति 
अखंडित रही, किन्तु, उत्तर भारतमें मराठा राज्यशक्ति 
स्थापित करनेके सारे प्रयत्न त्याग दिये गये १८०० Fo 
में नाना फड़नवीसकी मृत्युके साथ पेशवःको बुद्धिमत्तापूर्ण 
सलाह Bara कोई न मिला । १८०२ ई० में पेशवा 
बाजीराव द्वितीयते, जो १७६६ ई० में पेशवा बना था, 
अपने मराठा सरदारों, विशेषरूपसे होल्कर और शिन्दे- 
के चंगुलसे अपनेको बचानेके लिए अंग्रेजोंके साथ स्वेच्छासे 
वसईकी संधि (दे०)कर ली । उसने अंग्रेजोंकी a. fat 
सेना रखना स्वीकार करके एक प्रकारसे अपनी स्वतंत्नता 
बेच दी। उसके इस कायरतापूर्ण ae मराठा 
सरदारोंमें भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया । फलस्वरूप दूसरा 
मराठा-युद्ध (१८०३-४५ fo) हुआ, A मराठा राज्य- 
शक्ति और मजबूतीसे अंग्रेजोंके फौलादी पंजेमें कस गयी। 
अंग्रेजोंका जुआ अपने ऊपर लाद लेनेपर बाजीराव द्वितीय- 
को शीघ्र पछतावा होने लगा कि उसने भारी गलती की है । 
उसके द्वारा उस जुएको उतार फेंकनेकी कोशिश करनेपर 
तीसरा मराठा-युद्ध (दे०) (१८१७-१६ ई० ) छिड़ गया । 





इस युद्धमें कई लड़ाइयोंमें पेशवाकी निर्णयात्मक हार £ 


हुई और उसे wae उतार दिया गया और पेशवाई 
समाप्त कर दी गयी, फिर भी बाजी राव द्वितीयको ८ लाख 
रुपयेकी वाधिक पेन्शनपर कानपुरके निकट बिठूर जाकर 
रहनेकी इजाजत दे दी गयी । १८५३ SoH feat हीं 
उसकी मृत्यु हुई। अंग्रेजोंने उसके गोद लिये हुए लड़के 
नाना साहब (दे०)को पेन्शन देनेसे इनकार कर fear 
इसके फलस्वरूप उसने प्रथम स्वाधीनता संग्राममें प्रमुख 
भाग लिया और अंतमें पराजित हो गया। 
पेशावर--अविभाजित भारतके उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त- 
का एक महत्त्वपूर्ण नगर और प्रान्तीय मुख्यालय भी । 
सामरिक दृष्टिसे नगरकी स्थिति श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
यह खबर दरेंकी भारतीय सीमामें पड़नेवाले भागकी रक्षा 
करता है। उत्तर-पश्चिमसे आनेवाले आक्रमणकारी इसी 
दर्रेको पार करके भारत आते रहे हैं ॥ भारत और उत्तर- 
पश्चिमके देशोंके बीचका मुख्य वणिक्‌-पथ भी इसी दर्रेंसे 
होकर जाता है। इसका प्राचीन नाम पुरुषपुर था और 
ईसबी सनकी प्रारम्भिक शताब्दियोंमें यह कुषाण सम्राज्य- 
की राजधाती था। दसवीं शतःब्दीमें इसपर गजनी (Zo) 
के सुल्तान महमूदका अधिकार हो गया और १८३४ ई० 


au 


पैठन-प्रतापसिह, राणा 


Te यह अ्रफगानिस्तानके राज्यका एक भाग रहा। 
१ृ८३४ fo में इसपर महाराज रणजीतसिंहने श्रधिकार 
कर लिया । १८४८ fo तक यह सिख रज्यका/ भाग 
रहा। १८४८ ई०में दूसरा सिख-युद्ध (दे०) छिड़नेपर 
सिखोंने अंग्रेजोंके खिलाफ अ्रफगानिस्तानके अ्रमीर दोस्त 
मुहम्मदकी सहायता प्राप्त करनेके लिए इसे उसके हाथ 
सौंप दिया | पंजाबपर अधिकार कर लिये जानेके बाद 
ag ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यका एक भाग बन गया। 
अब यह प।किस्तानमें है। 

पैठन-उत्तरी गोदावरी घाटीमें स्थित एव नगर । इसे पहले 
'्रतिष्ठान' कहते थे, जो प्रारम्भिक आंध्र राजाओं (दे०) 
की राजधानी था। 

पंन्तेलियोन-एक भारतीय-यवन राजा, जिसने चौकोर 
सिक्‍के चलाये थे। उसका काल लगभग १६०-१८० 
ई० पू० माना जाता है। 

पोकाक, एडमिरल-बंगालकी खाड़ीमें द-एकके नेतृत्ववाले 
फ्रांसीसी बेड़ेके विरुद्ध अंग्रेजी बेड़ेकका नायक, जिसने 
१७५८ ई० में कारिकलके निकट उसे हरा दिया। इस 
+विजयके फलस्वरूप अंग्रेजोंकी ल,लीके नेतृत्ववाले फ्रांसीसी 
aaah विरुद्ध मद्रासकी रक्षा करनेमें मदद मिली । 

पोरस-(दे०), ‘Get 

पोर्टो नोबोको लड़ाई--१७८१ ई० में मैसूरके हैदरअली 
और सर झ्ायरकूटके नेतृत्वमें कम्पतीकी फौजोंके बीच 
की गयी । इसमें soonest हार गया ate उसे भारी क्षति 
उठानी पड़ी । फलस्वरूप उसकी शक्ति नियंत्रित कर दी 
गयी । 

पोलक, जतरल-एक योग्य फौजी अफसर । पहले अ्रफगान- 
युद्धमें उसके नेतृत्वमें सेना पेशावर भेजी गयी, जिसे जलाला- 
बादमें १८४१ ई०में घिरी हुई अंग्रेजी सेन।को मदद पहुंचाने- 
का ae सौंप गया था। पोलकने काफी सूझ-बूझका 
परिचय दिया, उसने जलाल/बादक। घेर। तोड़ दिया और 
वहांसे अंग्रेजी सेनाको निकाल लाया। इसके बाद उसने 
जगदलक और तेजिनकी दो लड़ाइयोंमें प्रफगानोंको हराया 
और सितम्बर १८४२ ई० में एक विजयी सेना लेकर काबुल 
जा पहुंचा | क.बुलमें यूरोपीय बंदियोंकों fear करने तथा 
प्रतिशोधके रूपमें बाजारमें प्राग लगा देनेके बाद, उसने 
अक्तूबर १८४२ ई० में काबुल खाली कर दिया और इस 
प्रकार पहले अफगान-युद्ध (Fo )का अंत हो गया | 

पोलो, मार्को-वेनिसका एक यात्री, जो १२८८ ई० तथा 
१२६३ ई० में भारत MAT | उसने यहां जो कुछ देखा 
और पाया उसका विशद वर्णन किया है। उसने लिखा है 


RvE 


कि पांडव देशक। राजा बड़ा न्यायिक था और अपने राज्य- 
का शासन बड़ी योग्यतःके साथ कर रह था । वहांके लोग 
अत्यन्त समृद्ध थे श्रौर उसके कयाल बंदरग।हसे बहुत अ्रधिक' 
मत्ामें व्यापार होता था। उसने कयालको विशाल तथा 
सुन्दर नगर बताया है। 

Ghee, कनंल-ईस्ट इंडिया कम्पनीका एक फौजी अ्रफसर । 
पहले मराठा-युद्ध (Fo) (१७७५-८२ ई०)में उसने 
quod ०में बंगालसे स्थल मार्ग द्वार। बम्बई भेजी जानेवाली 
सेनाका गौडर्ड (दे०)के साथ नेतृत्व किया प्रौर १७८० Fo 
में ग्व.लियरका किला सर करके भारी नाम कमाया | 

प्रतापरुद्र--उड़ीसाक। प्रसिद्ध राजा । लगभग १४१० Fo 
में विजयगतगरके राजा क्ृष्णदेव राय (दे०)ने उसे परा- 
faa कर दिया । 

प्रतापरुद्र-ओरंगलका BHA वंशज (To) राजा। fare 
के सुल्तान wagers (दे०)के सिपहसालार उलुगा ait 
१३२३ ई० में उसे हरा दिया और गद्दीसे उतार दिया । 

प्रतापसिह, राणा-राणा उदय सिहका पुत्र तथा उत्तरा- 
धिकारी, जिसने मेवाड़पर १५७२ FoF १९ जनवरी 
१५६७ SoH मृत्यु होने तक राज्य fear वह बड़ा 
शूरवीर और सच्चा देशभक्त था। उसने at मातृ- 
भूमि मेवाड़की स्वतंत्रताकी रक्षाके लिए बादशाह अ्रकबरकी 
अपनेसे कहीं बड़ी फौजका मुकाबला किया। अकबरने 
चित्तौड़गढ़ पहले ही ले लिया था । वह उस समय दुनियाका 
सबसे दोलतमंद बादशाह था । जब राणा प्रतापने अकबर- 
की अधीनता स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया, अ्रकबरने 
आमेरके राजा मानसिंह तथा ores ate नेतृत्वमें 
एक बड़ी शाही फौज भेजी । अ्रप्रैल १५७६ ई०में हल्दी- 
घाट (दे०) में लड़ाई हुई। राणा बड़ी वीरतासे लड़ा, 
किन्तु उसकी पराजय हुई। राणाने भागकर पहाड़ोंकी 
शरण at) शाही सेनाने उसका पीछा किया और उसके 
कई किलोंपर अधिकार कर लिया। फिर भी राणा 
प्रतापने अ्रकबरकी अधीनता स्वीकार नहीं की। वह 
पह.ड़ियोंमें मारा-मारा फिरता रहा, सके बच्चे कंद- 
मूलपर गुजारा करते रहे, मगर उसने अपना स्वातंत्य- 
युद्ध जारी रखा और १५६७ ई० में मृत्युसे पूर्व अपने कुछ 
मजबूत गढ़ोंकों फिरसे wat भ्रधिकारमें कर लिया। 
राजपूतोंमें वही! एक ऐसी वीर था जिसने मातृभूमिकी 
स्वतंत्रताका अपहरण न होने देनेके लिए मुसलम।नोंकी 
विशाल सेनसे युद्ध किया । उसके बाद उसका पुत्र भ्रमर- 
सिंह गद्दीपर dari उसने १६१४ fo में बादशाह 
जहाँगीरकी भ्रधीनता स्वीकार कर ली । 





260 


२५० 





प्रतापादित्य-जेसोर_ (बंगाल)का एक वीर भूमिपति 
(जमींदार) । उसने अ्रकबरको खिराज देनेसे इनकार कर 
दिया और मुगल सेनाको हरा fear अंतमें उसे परास्त कर 
के बंदी बना लिया गया । जब वह दिल्‍ली भेज। जा रहा था, 
रास्तेमें उसकी मृत्यु हो गयी 1 

प्रतिहार (अथवा परिहार)-देखिये, गूर्जर-प्रतिहार वंश' । 

प्रबोध चंद्रोदय-एक मनोभावात्मक संस्क्ृत रूपक जिसमें वेदांत 
दर्शनका सुन्दर निरूपण किया गया है । ag चंदेल राजा 
कीतिवर्मा (दे०)के भ्राश्नयमें लिखा गया था, जो ग्यारहवीं 
शताब्दीके उत्तराधमें राज्य करता था। 

प्रभाकरवर्धन-थानेश्वरका राजा, जो पृष्यभूतिवंश (Fo) 
का था और छठी शताब्दीके अंतमें राज्य करता था। 
उसकी माता गुप्तवंशकी राजकुमारी, महसेनगुप्त 
ame थी। उसने अपने पड़ोसी राज्यों, मालवों, 
उत्तर-पश्चिमी पंजाबके git तथा गुर्जरोंके साथ युद्ध 
करके काफी प्रतिष्ठा प्राप्त की। उसने अपनी पुत्री 
राज्यश्रीका विवाह कन्नौजके मौखरि राजा ग्रहवमसे 
कर दिया। प्रभाकरवर्धन की मृत्यु ६०४ ई० में हुई। 
उसके बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र राज्यवर्धन उत्तराधिकारी 
हुआ । 

प्रभावती गुप्ता-चन्रगुप्त द्वितीय (लगभग ३८०-४१३ Fo) 
(दे०)की पुत्री । उसका विवाह वाकाटक (दे०) राजा 
रुप्रसेन द्वितीयसे हुआ था । उसके वंशज कई शताब्दियों 
तक दक्षिण भारतपर राज्य करते रहे । 

प्रवरसेन प्रथम-वाकाटक वंश (दे०) का शासक, जो चौथी 
शताब्दी ई० में राज्य करता था। उसके राज्यमें मध्य 
प्रदेश तथा दक्षिणका अधिकांश पश्चिमी भाग था । उसके 
बारेमें भ्रधिक ज्ञात नहीं है । 

प्रवरसेन द्वितोय-वाकाटक (दे०) राजा रुद्रसेन द्वितीय 
(दे०)का पुत्र एवं उत्तराधिकारी । उसने प्रभावती गुप्ता 
(दे०)से विवाह किया और लगभग ४१० ई०में सिहासन- 
पर for उसने धीरे-धीरे गुप्त राजाओंकी अ्रधीनतासे 
अपनेको स्वतंत्र कर लिया। 

प्रसेनजितु-छठी शताब्दी Go पू० के मध्यकालके आसपास 
कोशलका राजा और गौतम बुद्ध (दे०) तथा वर्धमान 
महावीर (दे०)का समसामयिक | दोनोंने उसके राज्यमें 
विहार किया था। प्रसेनजितने मगधके राजा बिम्बिसार 
(दे०) की बहिनसे विवाह किया था और उसकी बहिन 
राजा बिम्बिसारको ब्याही थी। इस विवाह-सम्बन्धके 
बावजूद प्रसेनजितकों बिम्बिसार तथा उसके पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी तथा पितृधाती भ्रजातशत्रुसे युद्ध करना 


प्रतापाविस्थ-प्राचीन भारतकी कला और वास्तुकला 


पड़ा । भ्रजातशत्रुने उससे काशी ग्राम छीन लिया जो 
विम्बिसारकी रानी कोशल देवीको स्वानचूर्ण मूल्यके 
रूपमें मिला था। इसके बाद ही प्रसेनजितकी मृत्यु हो 
गयी और कोशल राज्यका श्रपकर्ष आरम्भ हो गया। 

प्रान्तीय स्वशासन-गवर्नमेण्ट आफ इंडिया daz १६३५ fo 
के द्वारा किये गये संवैधानिक परिवर्तनोंकी मुख्य विशेषता 
थी। (दे०, भारतमें ब्रिटिश प्रशासन) । 

प्राकृत-संस्क्रत भाषाका बोलचालका Fargas रूप। यह पालीसे 
afar मिलती-जुलती है। ware sates कालमें 
यह सारे भारतकी बोलचालकी भाषा थी। देहरादून 
जिलेमें स्थित कालसीसे लेकर मैसूर तक मिलनेवाले उसके 
सभी शिलालेखोंमें इसी भाषाका प्रयोग किया गया है। 

प्राज््योतिष-महाभारतमें उल्लिखित झासामके श्राधुनिक 
Mae पुराना नाम। कुछ लोग प्राग्ज्योतिषपुरकी 
पहचान दक्षिण आसामकी घाटीमें स्थित गोहाटी' नगरसे 
करते हैं। 

प्राचीन भारतकी कला और वास्तुकला-की गौरवशाली 
परम्परा और महान्‌ उपलब्धियाँ हैं। प्रागंतिह,सिक 
कालसे आधुनिक काल तक भारतकी कला प्रौर वास्तुकला- 
में बहुतसे परिवर्तन हुए हैं । सिन्धु घाटी सभ्यता (लगभग 
.३०००से १५०० ई० Go) के जो श्रवशेष मिले हैं उनसे | 
मालूम होता है कि उस समय विशाल भवन बनाये जाते थे, 5, 
जिनमें safe सुविधाएँ--ज॑से बाजार, सार्वजनिक 
स्तानागार, पानीकी निकासीके लिए नालियाँ और गंदा 
पानी सोखनेके गड्ढे सभी पकी इंटोंसे बनाये जाते थे । 
इस प्रकारके निर्माणकार्य मोहन्जोदाड़ो, हड़प्पा और सिन्धु 
घाटी सभ्यताके दूसरे नगरोंमें मिले हैं । उस कालकी मिली 
मोहरोंसे प्रकट होता है कि तक्षणकला और लिपि कला 
उस समय लोगोंको ज्ञात थी । ऐसा प्रतीत होता है कि 
सिन्धु घाटी सभ्यताके नष्ट हो जानेके बाद पत्थरके मकान 
बनानेकी कला त्याग दी गयी और ऐतिहासिक काल 
(लगभग ३२० ई० पू०) शुरू होनेपर भारतीयोंने लकड़ीके 
मकान बनाना शुरू कर दिया। चन्द्रगुप्त मौर्य (लगभग 
३२२ ई० पू० से २६८ ई० पू०) के महल, जिसकी 
मेगस्थनीजने बड़ी प्रशंसा की है और जिसे सूसा और 
एकबतानाके महलोंसे अच्छा बताया है, लकड़ीके बने थे 
और नगरके चारों a परकोटेमें भी शहती रोंका इस्ते- 
माल किया गया था। पत्थरका फिरसे प्रयोग चन्द्रगुप्त 
ah tra श्रशोक (लगभग २७०-२३२ Fogo) के 
कालमें शुरू हुआ जिसने vert स्तम्भोंपर waa लेख 
अंकित कराये । इनपर इतनी सुन्दर पालिश की जाती थी 





as! 


प्रार्थना समाज-प्लेग 


कि वे सदियों तक लोह-स्तम्भ माने जाते रहे । अशोकने 
स्तूपोंके निर्माणमें भी पत्थरका प्रयोग किया। उसका 
महल भी पत्थरका बना था जो इतना सुन्दर और विशाल 
था कि करीब ६०० वर्ष बाद जब फाहियेन ४० ५-११ Lot 
भारत wa और उसने उसे देखा तो उसने उसे देवों 
द्वारा निर्मित समझा। अशोकके स्तम्भोंका अ्र॒लंकरण 
उच्चकोटि का है, जिससे पता चलता है कि उस समय 
पत्थरको तरासने (तक्षण) और पालिश करनेकी कला 
काफी विकसित हो चुकी थी । कुछ लोगोंका अनुमान है कि 
भारतीय स्थापत्य कलापर यूनानी प्रभाव पड़ा था। 
पत्थरपर श्राधारित प्राचीन भारतीय वास्तुकलाके 
नमूने मुख्य रूपसे मंदिरोंके रूपमें मिलते हैं। उत्तर 
अथवा दक्षिण भारतमें किसी प्राचीन राजप्रासादके अवशेष 
aa तक नहीं मिले हैं। लेकिन १२० Fo से ११६३ ई० के 
बीच अनेक हिन्दू, बौद्ध और जैन मंदिरोंके निर्माणमें पत्थरका 
प्रयोग किया गया । दुर्भाग्यसे इनमेंसे प्रधिकांश मंदिरोंको 
जो उत्तर भारतमें स्थित थे और कलाके उत्कृष्ट नमूने थे, 
मुसलमान आराक्रमणकारियोंने नष्ट कर दिया। केवल 
“ कुछ ही मंदिर मनुष्य और कालके विनाशसे बच गये हैं । 
इनमें झांसी जिलेमें देवगढ़के मंदिर, कानपुर जिलेके भीतर 
गाँवके मंदिर और छतरपुर जिलेके खजुराहोके मंदिर हैं । 
इनमेंसे दो मंदिर उत्तर प्रदेशमें और तीध्वरा मध्य प्रदेश- 
में है। ये मंदिर उत्तरी भारतमें भारतीय वास्तु तथा 
स्थापत्य कलाके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्राचीन भारतीय 
कला और वास्तुकलाकी महानताकों समझनेके लिए हमें 
दक्षिण भारतकी ओर देखना पड़ता है, जिसे सही ati 
मंदिरोंका देश कहा गया है । कांजीवरम्‌ , तंजोर, तिरुची- 
eel, मदुरा और रामेश्वरके भव्य मंदिर हिन्दू कला Ae 
वास्तुकलाके उत्तम उदाहरण हैं। इनके मंडपोंकी चौड़ी 
छतें, ऊँचे शिखर और दीवालोंपर उत्कीर्ण मानवीय मूर्तियाँ 
और प्राकृतिक दृश्य भारतीय कलाकी विशेषताएँ प्र्दाशत 
करते हैं। अजन्ता, एलोरा और नासिकके गुह-मंदिरोंकी 
चित्रकला अपना सानी नहीं रखती । प्राचीन भारतकी 
वास्तुकलाका सबसे सुन्दर नमूना जो आधुनिक कालमें 
सुरक्षित है, वह एलोराका Fara मंदिर (७७० Fo) है 
जिसे एक शिलाखंडको तराश कर बताया गया था। 
इस मंदिरकी दीवालों और फर्शकी पालिश इतनी सुन्दर है 
कि अनेक शताब्दियाँ बीत जानेपर उसकी चमक बनी 
हुई है और उसमें स्पष्ट प्रतिविम्ब देखा जा सकता है। 
ag संसार wot मानवश्रम और शिल्पकलाकी सबसे 
उत्तम रचना है ' 


२५१ 


प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला समुद्र पार 

करके विदेशोंमें भी पहुँची थी और उसने हिन्देशिया, 
हिन्दचीन और कंबोडियाकी कला, वास्तुकला तथा 
स्थापत्यकलाको प्रभावित किया था । जावाके बो रोबुद्रका 
aq और कम्बोडियाके अ्ंकोरवटका मंदिर दक्षिण पूर्वी 
एशियामें भारतीय कलाका सबसे भव्य नमूना है। (एम० 
ह्लीलर-दि dea सिविलीजेशन; go Fo कुमारस्वामी- 
हिस्द्री आफ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आर्ट ; जे ० फर्ग्यूसन- 
feet are इंडियन ऐंड ईस्टर्न आर्कोटेक्चर; बी० Go 
स्मिथ--हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट इन इंडिया ऐंड सीलोन ) 

प्रार्थना समाज-इसकी स्थापना १८६७ Cod ब्राह्म समाजके 
नेता केशवचन्द सेन (दे०) के निर्देशनमें महाराष्ट्र की 
गयी । ara समाजियोंके विपरीत order समाजके 
सदस्य अपनेको हिन्दू मानते थे । वे एकेश्वरवादमें विश्वास 
करते थे और महाराष्ट्रके तुकाराम (दे०) तथा रामदास 
जैसे महान्‌ संतोंकी परम्पराके अनुयायी थे। उन्होंने 
अपना मुख्य ध्यान हिन्दुओंमें समाज-सुधारके कार्यों, जैसे 
सहभोज, अंतर्जातीय विवाह, विधवा-विवाह, regret 
आदिमें लगाया। प्रार्थना समाजने बहुतसे समाज- 
सुधारकोंको अपनी ओर आझ्राकषित किया, जिनमें जस्टिस 
Relea गोविन्द रानाडे भी थे । मुख्य रूपसे उनके प्रयत्वसे 
प्रार्थना समाजकी ओरसे ‘zara एजूकेशन सोसाइटी” 
(दक्षिण शिक्षा समिति) (दे०) cat लोकोपकारी 
संस्थाओरोंकी स्थापना की गयी । 

faa आफ वेल्स-अर्थात्‌ युवराज एडवर्डने १६२१ fot 
भारतकी यात्रा की । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने युवराजका 
बहिष्कार frat) युवराजके स्वागत-समारोहोंका शांति- 
पूर्ण रीतिसे बहिष्कार करनेके आंदोलनको जो अभूतपूर्व 
सफलता मिली, उससे अच्छी तरह स्पष्ट हो गया कि भारत- 
में ब्रिटेनके विरुद्ध कितना असंतोष व्याप्त है और भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसका जनतापर कितना प्रभाव है। इससे 
ब्रिटिश सरकारकी ate खुल गयीं । 

sig देवराय (अथवा पडियाराब)-विजयनगरके प्रथम 
राजवंशका अंतिम राजा। उसे १४८५ Got सालुब 
नरसिहने अपदस्थ कर दिया | 

प्लिनी-एक प्राचीन यूतानी भूगोलवेत्ता। उसके नेचुरल 
हिस्द्री' (प्राकृतिक इतिहास) नामक ग्रंथमें प्रथम शताब्दी 
Saat सन्‌के भारतके AH काफी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं । 
विश्वास किया जाता है कि उसका यह ग्रन्थ ७७ ईश्में 
प्रकाशित हुआ था । 

प्लेग-यह महामारी बम्बईमें १८६६ ई०में भयंकर रूपसे 


Pes 
२५२ 


फैल गयी । इसे रोकनेके लिए लोगोंको उनके घरोंसे 
हटाकर अलग कंम्पोंमें रखने तथा मरीजोंको अस्पताल 
भेजनेके कड़े नियम बनाये गये । इन नियमोंका देशवासियों- 
की भावनाओंकी कोई चिता न करके कठोरतासे पालन 
कराया TIT | इसके फलस्वरूप जनतामें भारी असंतोष 
उत्पन्न हो गया और १८६७ ई० में प्लेगमें सहायता-कार्ये 
करनेवाले दो अंग्रेज अ्रफसरोंकी GAH हत्या कर दी गयी 
तथा १५६८ fo में बम्बई में भयानक दंगा हो गया। 
इसके फलस्वरूप सरकारने कड़े दमनकारी कानून बनाये 
और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (दे०) पर राजद्रोहका 
अ्भियोग लगाकर उनपर मुकदमा चलाया और दंडित 
किया । 

१८६८ fo में कलकत्तामें भी प्लेगकी महाम।री फैल 
गयी और इसमें बहुत-सी जानें गयीं। इस महामारीके 
समय wagon fart (दे०) तथा सिस्टर निवेदिताने 
बीमारों तथा मरणासन्न व्यक्तियोंकी सेवा-सुश्रूषा करके 
भारी' नाम कमाया। धीरे-धीरे प्लेगकी महामारीका 
प्रसार रोक दिया गया, किन्तु भारतसे इस महामारीका 
पूर्ण उन्मूलन अभी तक संभव नहीं हो सका है। 


a 

फ़खरुद्वीन-सुल्तान बल्बनके शासनकालमें दिल्लीका 
कोतवाल। वह बड़ा ऐशपरस्त था और प्रतिदिन 
पोशाक बदलता था। जब बलबनने अमीरोंकी शक्तिको 
कुचलनेके लिए दोग्नाबके दो हजार शमसी घुड़सवारोंकी 
भूमिके पट्टोंका नियमन और भूमिके पुराने अनुदानोंको 
इस आधारपर रद्द करना शुरू किया कि उन लोगोंने सैनिक 
सेवा प्रदान करना बंद कर दिया है, फबरुद्दीन भूस्वामियोंके 

हितोंका मुख्य संरक्षक और प्रवक्ता बन गया । 
एक दिन फखरुद्दीन सुल्तानके पास गमगीन शक्ल 
लिये हुए गया । सुल्तानने पूछा कि वह गमग्रीन क्यों है, 
तो उसने जवाब दिया कि शमसी घुड़सवारोंकी जमीन 
वापस ली जा रही है, अ्रतएव मुझे चिंता हो गयी है कि अब 
बुढ़ापेमें जिंदगी Fe कठेगी। इस चतुरतापूर्ण कथनसे 
सुल्तानको बड़ी दया आयी । सुल्तानने शमसी घुड़सवारों- 
से जमीन वापस लेनेका Aree रह कर दिया । १२८७ Fo 
में बलबनकी मृत्युके पश्चात्‌ फखरुद्दीनने पहले कैकोबादको 
गद्दीपर बिठाने और फिर १२६० Fo में उसे गद्दीसे उतार कर 


फखरुद्वीन-फतेहउल्ला, हमादशाह 
जलालुद्दीन खिलजीको उसपर dart महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा की । १३०१ ई०में सुल्तान अलाउद्दीत खिलजीको 
संदेह हुआ कि फखरुद्दीनने हाजी मौलाको विद्रोह करनेके 
लिए उकसाया है, तब उसने उसे सपरिवार मरवा दिया । 
watt अब्दुल अजीज कूफो-नैशापुरका काजी था 
जिसने एक गुलाम बालक खरीदा और उसे अपने लड़कोंके 
साथ धार्मिक एवं सैनिक शिक्षा दी । यही बालक आगे 
चलकर कुतुबुद्दीन ऐवकके नामसे प्रसिद्ध हुआ जो दिल्ली का 
प्रथम सुल्तान और गुलाम वंशका संस्थापक बना | फख- 
were लड़कोंने इस गुलाम बालककों एक व्यापारीके 
हाथ बेच दिया । इस व्यापारीने उसे गजनीमें बेच दिया । 
फखरुद्वीन मुबारक शाह-सुल्तान मुहम्मद तुगलक (१३२५- 
५१ fo) के TAH सोनारगाँव (बंगाल) के सूबेदार 
बहराम खाँ (जो तातार खाँके नामसे भी जाना जाता था) 
का जिरहबख्तर बरदार। १३३६ ई०में बहराम खाँके 
मरनेके पश्चात्‌ उसने अ्रपनेकों सीनारगाँवका शासक 
घोषित कर दिया और फखरुद्दीत मुबारक शाहकी Tact 
धारण की । इस प्रकार उसने बंगालमें स्वतन्त्र सल्तवतकी 
स्थापना की । उसने लगभग दस वर्ष तक शासन किया । 
(भट्ट्साली, पृष्ठ १५) | 
फखरुद्दीन मुहम्मद जूना खाँ-देखिये, “मुहम्मद gag’ | 
फजलुलहक, अब्दुल कासिम (१८७३-१९६२)-भूतपूर्व 
पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश)का गवनेर । उसका जन्म 
बरीसालमें हुआ । पहले वह डिप्टी मजिस्ट्रेटके पदपर 
था, किन्तु शीघ्र ही उसे छोड़कर कलकत्ता हाईक:टमें 
वकालत शुरू कर दी । उसका जीवन विविधतापूर्ण भौर 
विलक्षण रहा । १६०४ ई० में ag भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेसमें शामिल gar, किन्तु शीघ्र ही कांग्रेसको छोड़कर 
मुस्लिम लीगमें श|मिल हो गया और उसका श्रध्यक्ष भी 
रहा । गोलमेज सम्मेलन (दे० ) के पहले और दूसरे afa- 
बेशनोंमें उसने मुस्लिम लीगका प्रतिनिधित्व किया । ag 
१६३७ से ४३ fo तक अविभाजित बंगालका मुख्यमंत्री 
और कृषक प्रजा पार्टीका नेता रहा । देश विभाजनके 
बाद वह पूर्वी पाकिस्तान चला गया । वहाँपर वह मुख्य- 
मंत्री और गवनर भी रहा । 
wager, इमादशाह-जिसने हिन्दू धर्मको छोड़कर 
इस्लाम भ्रपना लिया, चौदह॒वें बहमनी सुल्तान महमूद 
(१४८२-१५१८ ई०) के शासनकालमें बरारका सूबेदार। 
सुल्तानके नाबालिग होने और महमूद खाँकी ह॒त्याके 
बाद sara भ्रराजकता HI विघटनकी स्थितिका लाभ 
उठा कर फतेहउल्ला १४८४ ई० में बरारका शासक बन 


wigat—wiataae 


aor और उसने इमादुल्मूल्क'की उपाधि धारण की। 
इस प्रकार इमादशाही वंशका सुत्रपात हुआ । इस वंशने 
१५७४ fo तक बरारमें शासन किया। इसके बाद 
बरारको ग्रहमदनगरमें मिला लिया गया | 

फरतेहखाँ-सुल्ताव फीरोजशाह तुगलकका सबसे बड़ा पुत्र 
( १३५१-८८ ) । उसकी मृत्यु फीरोज़से पहले ही 
हो गयी थी। Gigatar बड़ा लड़का गयासुद्दीत तुगलक 
अपने बाबा सुल्तान फीरोजशाहकी मृत्युके तत्काल बाद 
गद्दीपर बैठा, किन्तु कुछ ही महीनों बाद उसे अ्पदस्थ 
कर उसकी हत्या कर दी गयी। फतेहखाँका दूसरा 
लड़का नसरतशाह तुगलक वंशका उपांतिम सुल्तान था, 
जिसने १३६५ से १३९६ fo तक शासन किया । 

फर्तेहुखा-मलिक अम्बरका पुत्र । मलिक अ्रम्बर प्रहमद- 
नगरके निजामश!होंका वर्षोतक वज्ीर रहा । फतेहखाँमें 
अपने बाप Sat वफादारों नहीं थी । वह श्रहमदनगरके 
उपान्तिम शासक मुरतज्ञा निजामशाह ट्वितीयका वजीर 
था। उसने १६३० ई० में निजामशाहकी gar कर 
उसके युवा पुत्र हुसेनको श्रहमदनगरका शासक घोषित 
कर दिया 1 १६३१ ई० में उसने बड़ी बहादुरीके साथ 
मुगल-सम्राट्‌ शाहजहाँकी फौजोंसे दौलताबाद दुर्गकी 
रक्षा की । उसके पिता मलिक श्रम्बरने दौलताबादकी 
बड़ी मजबूत किलेबन्दी की थी। १६३३ ई० में मुगल 
सम्राट्ने फतेहखाँ को लालच दिया जिससे उसने दौलता- 
बादका दुर्ग मुगल सम्राटके हवाले कर दिया। शाहजहाँने 
अहमदनगरके भ्रंतिम निजामशाह हुसेनकों ग्थालियरके 
feat श्राजीवन कद रखा और फतेहखाँको अपनी सेवामें 
ले लिया। वह मृत्यु पर्यन्त बादशाहकी सेवामें रहा । 
(कंम्ब्रिज०, पृष्ठ २६५) 

फतेहपुर सीकरी-आगरासे २३ मील पश्चिममें स्थित, यहाँ 
प्रसिद्ध मुस्लिम फकौर शेख सलीम चिश्ती रहता था ! 
सम्राट्‌ भ्रकबर, जो संतानके लिए अधीर था, श्रपनी 
मुराद पूरी होनेके fae चिश्तीसे gat मांगने गया । 
१५६६ ई०में जब उसकी पहली हिन्दू बेगम जोधाबाईने 
सीकरीमें पुत्र ( भावी सम्राट्‌ जहाँगीर )को जन्म दिया, 
HIT THAT शेखके AAI उसका नाम सलीम रखा 
और सीकरीको राजधानी बनानेका निश्चय किया ताकि 
वह स्वयं वहाँ रह सके। सीकरीका निर्माण १५७० fot 
आरंभ हुआ और पूरा नगर अनेक झालीशान LAAT 
साथ कुछ ही वर्षों बनकर तैयार हो गया । श्रकबरने 
१५७३ ई०में सीकरीसे ही गुजरातकों फतह करनेके 
लिए कूच किया था ।. इसलिए इसकी सफलताके उप- 


२५३ 


लक्ष्यमें उसने सीकरीका नाम फतेहपुर ( विजयनगरी ) 
रखा । तभीसे सीकरी “फतेहपुर सीकरी के नामसे प्रसिद्ध 
हो गयी । लगभग १५ वर्षों तक यह अ्रकब रकी राजधानी 
बनी रही । इस aed अ्रवधिमें नगरीमें अनेक विशाल 
भवनोंका निर्माण किया गया |. सभी भवन प्रायः लाल 
पत्थरसे बनाये गये हैं । इन भवनोंमें सलीम चिश्तीका 
मकबरा, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, जोधावाईका 
महल, हवाखाना, दीवानेखास, बीरबल महल, मरियम 
और तुर्की सुल्तानोंके महल तथा इब्रादतखाना ( उपासना- 
गृह ) विशेष उल्लेखनीय हैं | इबादतखानाको छोड़कर 
बाकी ये सभी इमारतें आज भी मौजूद हैं aie सम्राद_ 
भ्रकबरके ललितकला प्रेमकी भव्य प्रतीक हैं। ( कुमार 
स्वामी ०, खण्ड द्वितीय, पृष्ठ २९७ )। 

Sura आन्दोलन-फरादपुर (जो प्रब बंगलादेशमें है) 
के हाजी शरियतुल्लाहने चलाया। यह मृस्लिम पुनरुद्धार 
आन्दोलन था जिसका उद्देश्य इस्लामका शुद्धीकरण था। 
इसने फरीदपुर जिले और उसके पास-पड़ोसक्रे क्षेत्रोंमें 
रहनेवाले मुस्लिम काश्तकारोंको भारी संख्यामें श्राकषित 
किया । यह शाच्तिपूर्ण श्रान्दोलतल था जिसने बादको 
कृषि आन्दोलनका रूप ले लिया । बाद धीरे-धीरे यह 
ठंडा पड़ गया। 

फरिश्ता, मुहम्मद कासिम (१५७०-१६१२)-एक प्रसिद्ध 
इतिहासकार, जिसने फारसीमें इतिहास लिखा है। उसका 
जन्म फारसमें कंस्पियन सागरके तृटपर अस्त्राबादमें 
हुआ । वह युवावष्थामें श्रपने पिताके साथ अहमदाबाद 
आया और वहाँ १५८६ fo तक रहा। इसके बाद वह 
बीजापुर चला गया, जहाँ उसे सुल्तान इब्राहीम आदिल- 
शाह द्वितीयका संरक्षण प्राप्त हुआ । सुल्तानने उससे 
भारतका इतिहास लिखनेको कहा। ag कार्य उसने 
१६०६ ई०में पूरा किया। उसके द्वारा लिखा गया भारत- 
का इतिहास ‘arate फरिश्ताके नामसे विख्यात है। 
frat उसकी पुस्तकका झंग्रेजीमें प्रनुवाद 'भा रतमें मुसल- 
मानी शक्तिके विकासका इतिहास” नामसे किया है, 
उसकी मृत्यु १६१२ ई०में बीजापुरमें हुई । पूर्वी देशोंके 
इतिहासकारोंमें वह अधिक विश्वसनीय है। उसका 
प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ आज भी भारतमें भुसलमानोंके 
शासनकाल पर सबसे प्रामाणिक माना जाता है । 

atte खाँ-देखिये, शेरशाह' । 

wtafrac—aat मुगल बादशाह (१७१३-१६) और 
अज्ञीमुश्शानका पुत्र, जो अपने पिता शाह aaa प्रथम 
( १७०७-१२ )की मृत्युके पश्चात्‌ उत्तराधिकारके 


ast 

२५४ 
युद्धमें १७०१२ ई० में मारा गया था । फर्रुखसियर वजीर 
जुल्फिकार खाँकी सहायतासे att चाचा बादशाह जहाँ- 
दारशाह ( १७१२-१३ )को, जिसकी बादमें हत्या करा 
दी गयी, पदच्युत कर खुद दिल्लीक़े राजसिहासन पर 
a गया। इसके कुछ ही fea बाद फरुंखसियरने 
जुल्फिकार खाँको सूलीपर agar दिया और हुसेनश्रली 
व अब्दुल्ला खाँ नामक दो daz भाइयोंको att 
विश्वासपात्र बनाया | उसने gaa अलीको प्रधान सेना- 
पति और प्रब्दुल्ला खाँको वजीर बनाया। अपने अल्प 
शासनकालमें फरुंखसियरने सिख नेता dar बैरागीको 
उसके एक हजार अनुयायियोंके साथ गिरफ्तार कर 
१७१५ ई०में सबको मरवा STAT I 

ईस्ट इंडिया कम्पनीने cea aa बहुत लाभ 

उठाया । १७१५.ई०में एक अंग्रेजी दूत-मंडल, जिसमें 
बिलियम हैमिल्टन नामक शल्यचिकित्सक भी था, उसके 
दरबारमें mar था । अंग्रेज शल्यचिकित्सकने बहादुरशाह- 
की बीमार पुत्रीको मामूली इलाजसे ठीक कर feat 
फरुंखसियरने खुश होकर शल्यचिकित्सककी स्वामी ईस्ट 
इंडिया कम्पनीको इतामके तौरपर व्यापारमें महत्त्वपूर्ण 
रियायतें दीं और बंगालमें उसके लिए तटकर माफ कर 
दिया । फरुंखसियर दिमागका कमजोर था । वह सैयद 
भाइयोंके नियंत्रणसे मुक्त होना चाहता था। देवयोगसे 
उन्हें THER षड़्यंत्रका पता चल गया और उन्होंने 
पहले ही उसको झ्पदस्थ कर दिया और बादको ata 
निकलवा कर मरवा डाला । 

फाउलर, सर हेतरी-१८६४ ई०में ब्रिटिश सरकारका 
भारत-मंत्री । १८६८ ई०में उसकी भ्रध्यक्षतामें गठित 
एक समितिकी सिफारिशपर गिन्नी ( सोना ) और रुपये 
(ata) दोनोंको ही श्रसीमित विधिमान्य मुद्रा मान 
लिया गया, जिसकी दर एक शिलिंग चार पेंस प्रति 
रुपया निर्धारित हुई और टकसालमें केवल सोनेके मुक्त 
सिक्‍के ही ढाले जाने लगे | 

फाक्स, Wed जेम्स ( १७४९-१८०६ )-इंग्लैंडका प्रमुख 
राजनैतिजशञ az सांसदिक । १७८३ fo% उसने are 
ards ara मिलकर इंग्लेंडमें एक मंत्रिमंडलका 
गठन किया। इसी वर्ष उसने संसदके सामने भारत 
संबंधी विधेयक पेश किया जिसमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स और बोर्ड TG डाइरेबटर्स दोनोंको 
ही भंग करके सारे राजनीतिक और संनिक अधिकार 
चार वर्षोके लिए पहले संसद ate बादको महाराज 
(क्राउन) द्वारा नियुक्त किये जानेवाले सात डायरेक्टरों 


फाउलर, सर हेनरी-फारस 





या कमिश्नरोंको हस्तांतरित कर देनेका प्रस्ताव था। 
कामन सभा ( हाउस ary HHT )ने तो इस्त विधेयक- 
को भारी बहुमतसे पास कर दिया किन्तु जाजं ततीय 
द्वारा लार्ड टैम्पिलके जरिये किये जानेवाले विरोधी 
प्रचारके फलस्वरूप लाई सभा ( हाउस आफ area ) 
ने उसे ठुकरा दिया। तदनन्तर at तृतीयने फ़ाक्स 
ae wath मंत्रिमंडलको बर्खास्त कर दिया। किन्तु 
फाक्स AIT उदारवादी दृष्टिकोणके कारण भारतीय 
मामलोंमें गहरी दिलचस्पी लेता रहा। १७८८ ईग्में 
arta हेस्टिगूस ( दे० )पर महाभियोग लगानेमें उसका 
प्रमुख हाथ था। 
फारस-और भारतका प्रत्यन्त प्राचीन कालसे गहरा सम्बन्ध 
रहा है | विश्वास किया जाता है कि फारसमें जा बसने- 
वाले art sat मूलवंशके थे जिससे भारतीय safer 
विकास हुग्ना । अवेस्ताकी भाषा संस्कृतसे इतनी मिलती- 
जुलती है कि दोनों एक ही भाषा-परिवारकी मानी 
जाती हैं । भारतसे फारसका निकट सम्बन्ध छठी शताब्दी 
ई० पृ०में स्थापित gar, जब फारसके शाहंशाह साइरस 
( कुरुष भ्रथवा He) (लगभग ५५५-५३० Fo पू०)ने 
काबुल नदी aur fg नदीके बीचका प्रदेश जीत लिया, 
जिसमें अ्रश्वक श्रादि गणोंका निवास था। डेरियस 
(दारयबुह) (लगभग ५२२-४८६ Fo पू०)के राज्य- 
कालमें फारसके साम्राज्यकी सीमाश्रोंका और विस्तार 
हुआ Ate गंधार तथा उससे और पूर्वमें fara नदी 
तकका प्रदेश उसके अंतर्गत at गया। गंधारसे पूर्वके 
प्रदेशनको ईरानी ‘fara’ कहते थे श्रौर वह फारसके 
साम्राज्यः्ग बीसवाँ प्रांत था। गंधार और ‘fare’ 
डेरियसके पुत्र॒ एवं उत्तराधिकारी stadia / क्षयाश ) 
( ',०६-४६५ ई० पू० )के राज्यके maria बने रहे । 
जरेक्सीजने जब यूनान पर चढाई की तब उसकी सेना- 
में गंधार ate 'हिन्द'के भी सैनिक लड़ने गये थे । 
फारस और भारतके प्राचीन सम्पर्कके फलस्वरूप 
उत्तर-पश्चिम भारतमें खरोष्ठो लिपि प्रचलित हों गयी 
तथा भारतीय वास्तुकलापर भी पारसी प्रभाव दृष्टि- 
गोचर होने लगा। फारसके शाहंशाह डेरियस तृतीय 
( ३३५-३३० ई० पू०)को मकदूनियाके राजा सिक- 
न्दरने ३३१ fo go में गौगामेलकी जिस लड़ाईमें 
“हराया उसमें भारतीय सेनाप्रोंने भी फारसकी सेनाओ्रोंके 
साथ युद्ध किया था। इस युद्धके बाद ही डेरियस तुतीय- 
की मृत्यु हो गयी, जिसके फलस्वरूप सिकन्दर फारसके 
साम्राज्यका स्वामी हो गया । इसके बाद ही सिकन्दरने 


oc 


ae 


« 


फारस-फारूको वंश 


३२७ ई० पू०में पंजाब तथा सिधपर आक्रमण किया, 
जिनके writ फारसके साम्राज्यक्रा तिय्रंत्रण शिथिल पड़ 
गया था और जहाँ भ्रनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो 
गये थे। सिकन्दरकी मृत्युके बाद पंजाबने Great 
साम्राज्यके नियंत्रणसे sat मुक्त कर लिया, किंतु, 
फारस और भारतके बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक 
सम्बन्ध कायम रहे । 

अ्शोकने पश्चिमके जिन खुदूरवर्ती राज्योंमें धर्म- 
विजयके लिए बौद्ध भिक्षुओंको भेजा था, वें फारस होकर 
उन देशोंमें गये थे। फारसमें उस समय मानी धर्म 
प्रचलित ari बौद्ध भिक्षुओंने इस मानी धर्मको भी 
प्रभावित क्रिया। श्रजंताकी गुफा संख्या १ के भित्ति- 
faat प्रकट होता है कि फारस और भारतके बीच 
दौत्य सम्बन्ध बराबर बना रहा । इस fafafaat 
दिखाया गया है कि फारसके शाह खुसरो द्वितीय द्वारा 
लगभग ६२७ ई०में भेजा गया दूत चालुक्य राजा पुल- 
केशी द्वितीय ( ६०८-४२ fo )को अपना परिचय-पत्र 
प्रस्तुत कर रहा है। सातवीं शताब्दीके मध्यमेँ भ्ररबोंने 
जब फारसपर अ्रधिक्रार करके वहां इसलाम gia 
प्रचार किया, जरथुश्ती पारसियोंका एक दल, जो अपनी 
जमीन ale दौलतकी प्रपेक्षा अपने धर्मसे श्रधिक प्रेम 
करता था, भागकर भारत चला श्राया और यहाँ उन्हें 
sat प्राप्त हुआ । इन पारसियोंके वंशज झ्राज भी 
aaa हैं और भारतके सम्मानित एवं समृद्धिशाली 
ween वर्गर्मे उनकी गणना की जाती है । 

भारतपर जिन मुसलमानोंने विजय प्राप्त की, उनमें 
अधिकांश तुर्क तथा att थे। उधर फारसके लोग 
तथा वहाँके शाह शिया मतावलम्बी थे। इसलिए 
मुसलमानी शासन-कालमें फारस और भारतके सम्बन्ध- 
सूत्र शिथिल पड़ गये । फिर भी फारसके साहसी मुस- 
लमान अक्सर दोलतकी खोजमें भारत ATA रहते थे और 
उन्हें भ्रक्सर <हाँ TAIT अमीर बना दिया जाता था । 
इस प्रकारका एंक ईरानी mite यूसुफ आदिल शाह 
था, जिसने बीजापुरका श्रादिलशाही वंश ( १४६९०- 
१६७३ ई० ) चलाया । प्रसिद्ध मुसलमान इतिहासकार 
फरिश्ता ( दे० ) भी फारसका रहनेवाला था। उसने 
भारतमें मुपलमानी राज्यशक्तिके उत्थान भर पतनका 
इतिहास लिखा है । दिल्लीके सुल्तानोंके दरबारमें फारसी 
भाषाका प्रयोग होता था और मुगल दरबारमें भी इसी 
भाषाका प्रयोग जारी रहा। सारे भारतमें मुसलमान 
शासकोंके दरबारोंमें फारसी भाषा, फारसी पहनावे 


२५५ 


और फारसी शिष्टाचारका प्रचलन था। दूसरे मुगल 
बादशाह हुमायू ( दे० )को फारसके शाह ताहमस्यके 
दरबारमें शरण मिली थी श्रौर उसीकी फौजी सहायता- 
से उसने दुबारा दिल्‍लोका तख्त प्राप्त किया | १६४६ ई० 
में फारसने कंदहार छीन लिया और शाहजहाँ तथा 
औरंगजेब द्वारा उसपर दुबारा अधिकार कर लेनेके सारे 
प्रयत्तोंकी विफल कर दिया । फारसने भारतको सबसे 
wader चोट १७३६ ईश०में पहुँचायी जब फारसके 
शासक नादिरशाह ( दे० )ने भारतपर चढ़ाई की, 
दिल्लोको निर्देयता-पूवंक लूटा तथा तख्तेताऊस, कोहनूर 
और बहुत-सीं दौलत लेकर फारस लौट गया। १७४७ 
ई०में नादिरशाहकी मृत्युके बाद ही अफगानिस्तानमें 
श्रहमदशाह दुर्रानीकी राज्यशक्तिके उदयसे फारस और 
भारतके बीच नवस्थापित राजनीतिक सम्बन्ध फिर 
भंग हो गया । परन्तु, नादिरशाहके हमलेसे भारतको 
जो क्षति पहुंची, उससे वह फिर उबर न सका | नादिर- 
शाहके हमलेने मुगल साम्राज्यको जर्जर कर दिया। 
१७६१ ई०में पानीपतक्ी तीसरी लड़ाईमें मुगलों तथा 
मराठोंकी पराजय तथा उसके बाद ही भारतमें ब्रिटिश 
साञ्राज्यया उदय, तादिरशाहके क्रूर॒हमलेका ही 
परिणाम art 
उन्‍्नीसवीं शताब्दीमें फारसकों लेकर ब्रिटेन और 
way काफी प्रतिद्वन्द्रिता चली | दोनों ही फारसको 
अपने संरक्षणमें लेना चाहते थे। Gat: भारत और 
फारसका राजनीतिक सम्बन्ध ब्रिटेन और रूसकी कूट- 
नीतिक चालोंसे सम्बद्ध हो गया । १६०७ FoF ब्रिटेन 
और रूसमें समझौता हो गया जिसके द्वारा दोनोंने 
फारसकी अ्रखंडता बनाये रखनेकी प्रतिज्ञा की | इसके 
साथ ही वे इस बातपर भी सहमत हो गये कि उत्तरी 
फारसको रूसी प्रभाव क्षेत्रमें तथा दक्षिण-पूर्वी फारसको 
ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्रमें माना जायगा | रूसने यह स्वीकार 
कर लिया कि फारसकी खाड़ीमें इंग्लैंडका विशेष स्वार्थ 
हैं। इस प्रकार युरोपके दो सभ्य देशोंने एक स्वतंत्र 
देशका आपसमें जिस नीतिसे बंदरबाट कर लेनेका निर्णय 
लिया, वह उनकी सभ्यताके वास्तविक चेहरेको बेनकाब 
करनेवाला था। १६३४ ई०से फारसका नाम सरकारी 
तौरसे बदलकर ईरान कर दिया गया है। ईरान wa 
शक्तिशाली आधुनिक राष्ट्र बन गया है। भारतीय गण- 
राज्यसे उसका मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है | 
फारूकी वंश-खानदेशमें १३८८ ई० में सुल्तान HTM 
तुगलक ( १३५१-८८ ) के निजी सेवक मलिक wT 


256 
२५६ 


फारूकीसे प्रचलित, जिसे सुल्तानने प्रांतके प्रशासवका 
भार सौंपा था। मलिक war फारूकीने ग्यारह वर्षों 
(१३८८-६६ ) तक शासन किया। areal उसका 
पुत्र मलिक नासिर ( १३६६-१४३८ ) उत्तराधिकारी 
बना | उसने हिन्दू राजाको परास्त कर असी रगढ़ किलेपर 
कब्जा किया, लेकिन पड़ोसमें स्थित गुजरातके मुस्लिम 
बादशाह और बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन अहमदने 
फारुकीको हरा कर उसकी पृत्रीसे विवाह कर लिया। 
इस dae तीमरे बादशाह झ्रादिल खाँ प्रथम ( १४३४- 
४१ ) और चौथे बादशाह मुबारक खाँ प्रथम ( १४४१- 
५७ ) के शाप्तनकालमें कोई उल्लेखनीय घटना नहीं 
घटी। किन्तु पाँचवाँ बादशाह आदिल at हितीय 
(१४५७-१५०८ ) योग्य और शक्तिशाली शासक था 
जिसने गोंडवानापर अपनी प्रभुूसता कायम att 
आदिल खाँ ट्वितीयके कोई पुत्र न था इसलिए गद्दी 
उसके भाई दाऊद (१५०१-०८)को मिली। दाऊदके 
पुत्र और उत्तराधिकारी गजनी खाँ को गद्दीपर बैठनेके 
दस दिनोंके seat ही जहर देकर मार डाला गया। 
इसके बाद फाहूकी वंश गृहयुद्धवका शिकार बन गया, 
जिसे अ्रहमदनगर ate गृजरातके सुल्तानोंने और 
भड़काया । इस आ्रांतरिक संघर्षने फारुकी वंशको प्रत्य- 
fas कमजोर कर दिया ate उसके अंतिम शासक 
बहादुर BVM १६०१ ई०में मुगल THE WHIT 
आगे आत्मसमर्पण कर दिया। इस aus शासकोंने 
अपनी राजधानी बुरहानपुर तथा थालनेर नगरको सुन्दर 
मस्जिदों और मकबरोंका निर्माण करके सुसज्जित किया 
था। ब्रहानपुरमें ताप्ती तदीपर निर्मितं उनके राज- 
Saas ध्वंसावशेष स्थापत्य कलाके प्रति उनके प्रेम 
ओर कलापूर्ण रुचिके प्रतीक हैं | 
फाहियान (फाहियेत)-एक चीनी तीर्थ-यात्री, जो भारतमें 
४०१ से ४१० fo तक रहा। aq विनय-पिटककी 
प्रामाणिक प्रति प्राप्त करनेके उद्देश्यसें आया था। 
फाहियान पश्चिमी dat चलकर ay मरुस्थलके 
दक्षिणमें लाप-नोर होते हुए खोतान आया, जहां बौद्ध 
धमकी महायान शाखाका प्रचलन था। वह पामीर पार 
करते और भयंकर कष्टोंका सामना करते हुए उदय- 
are (eat) पहुंचा। उसके बाद तक्षशिला होते हुए 
पुरुषपुर ( पेशावर ) पहुँचा। समस्त उत्तरी भारतकी 
यात्र। करते हुए वह तीन वर्ष पाटलिपुत्रमें तथ। दो वर्ष 
ताम्नलिप्ति ( आधुनिक पश्चिमी बंगालके मिदनापुर 
जिलाल्तगंत तमलुक ) में रहा । उस जमानेमें ताम्रलिप्ति 
प्रसिद्ध बन्दरगाह att 


फाहियान (फाहियेन) 


ag ४१० Fo ताञ्नलिप्तिसे जलयान द्वारा स्वदेश 
रवाना हुआ ale ede श्रीलंका तथा जावा रुकता 
हुआ ४१४ ई०में चीन वापस लौटा | 

फाहियानने भारतमें जो कुछ देखा, उसका बड़ा 
रोचक विवरण लिखा है। वह गंगा घाटीके मैदानसे 
aga arated gor जिसे उसने मध्यदेशकी संज्ञा दी, जो 
उस समय गप्त वंशके चन्द्रगुप्त द्वितीय ( लगभग ३८०- 
४१५ foe mre mata था। फाहियानने 
अपने विवरणमें चन्द्रगुप्तका कहीं उल्लेख नहीं किया 
और न कभी उनके दरबारमें ही उपस्थित हुआ्ला । लेकिन 
वह यहाँके कुशल एवं उदार प्रशासनसे aga प्रभावित 
हुआ । उसने लिखा है कि यहाँ लोग बेरोकटोक कहीं 
भी आ-जा सकते हैं। कहीं किसीकों पंजीयन श्रथवा 
पारपत्रकी आवश्यकता नहीं होती। अ्रपराधोंके लिए 
मुख्यतः अर्थदण्ड दिया जाता है। फाँसीकी सजा नहीं 
दी जाती, लेकिन गम्भीर अपराधोंके लिए अ्रंग-भंगका 
दण्ड दिया जाता है। भूमिके लगानसे शजस्व प्राप्त 
किया जाता है और सभी राजकीय अधिकारियोंको 
दिवमित रूपसे वेतन मिलता है । 

मगधके नगर उसे बहुत पसन्द wa | पाटलिपुत्रमें 
उसने तीन वर्ष रहकर संस्कृत भाषा सीखी झौर बौद्ध 
धर्मग्रल्थोंका भ्रध्यपन किया । उसके कथनानुसार at 
जनता धनी और वैभव-सम्पन्त थी । धर्मार्थक dend 
बहुत थीं । महापथोंपर यात्रियोंके लिए विश्वामगृह बने 
हुए थे। एक बहुत अ्रच्छा चिकित्सालय भी था। फाहि- 
यानको AMPH राजप्रासाद, जो उस समय भी वर्तमान 
था, बहुत पसन्द आया । ag उसकी विशालता और 
भव्यतासे अति प्रभावित हुप्ना। उसे प्रतीत हुआ कि 
यह राजप्रासाद देवों द्वारा निर्मित हुआ होगा, मानव 
इस प्रकारका कलापूर्ण भवन बना ही नहीं सकता । 
उसने बौद्ध तीर्थ-स्थानों यथा बोध-गया, श्रावस्ती, कपिल- 
वस्तु तथा कुशीनगरकों लगभग वीरान अ्रथवा उजड़ा 
हुआ पाया var लिखा है कि सम्पूर्ण देशमें कोई 
किसी भी प्राणीकी geat नहीं करता । कोई शराब नहीं 
पीता और न कोई प्याज-लहसुन खाता है। इससे 
प्रकट होता है कि उस जमानेमें लोग बहुत संयमी होते 
थे और शाकाहारी भोजनके आदी थे। फाहियानके 
विवरणमें एक महत्त्वपूर्ण बात छूट गयी है। उसने 
नालंदा faze और विश्वविद्यालयका जिक्र नहीं किया 
है। जान पड़ता है कि फाहियानके स्वदेश वापस हो जाने- 
के बाद इनकी स्थापना हुई । 





फिच, _जनरल-फीरोजशाह तुगलक १७ 





fas, जनरल ( १८२०-९२ )-ब्रिटिश भारतीय फौजका 
एक अ्श्टिकारी, जिसने द्वितीय वर्मा-युद्ध (१८५२ ई०) 
में भाग लिया था। युद्ध जीत लेनेके बाद sar नव- 
नियुक्त कमिश्वर मेजर आर्थर aT बर्माके नये प्रांत- 
में श्रावश्यक प्रशासनिक सुधार करनेमें बहुत सहायता 
दी। १८७८ ई०में उसकी पुस्तक “बर्मा, oer एण्ड 
Save’ (वर्मा: अतीत ate वर्तमान) प्रकाशित हुई । 

fea, राल्फ-एक अंग्रेज सौदागर जो स्थल मार्गसे १५४८३ 
ई०में भारत आया । उसने उत्तरी भारत, बंगाल, बर्मा, 
मलक्का भ्रौर श्रीलंकाकी यात्रा की और १५६१ ई ०में 
सकुशल इंग्लैंड वापस लौंट गया। उसने अपना जो यात्रा- 
विवरण लिखा उसके श्राधारपर ईस्ट इंडिया कम्पनीते 
अ्रपती प्रारम्भिक व्यापारिक योजना तैयार की । 

फीरोज़्खां-शे रशाह ( १५४०-४५ )के एकमात्र पुत्र. और 
उत्तराधिकारी इस्लाम (या सलीम ) शाहका इकलौता 
लड़का | इस्लामशाह ( १५४५-४४ )की मृत्युपर॑ अत्य- 
वयस्क फीरोजखाँको उसके मामा मुबारिज़खाँने मार 
डाला, जो बादको मुहम्मद आदिलशाह ( १५५४-५६ ) 
के नामसे खुद तख्तपर बेठ गया। 

फीरोज्ञशाह-मुगल बादशाह बहादुरशाह द्वितीय ( १८३७- 
५८ )का एक सम्बन्धी। उसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम 
( १८५७ fo )से पहले कुछ दिनों तक ब्रिटिश-विरोधी 
भावना भड़कानेमें प्रमुख भूमिका अदा की थी । 

Sa शाहका युद्ध-१ और २२ दिसम्बरको प्रथम 
सिख-युद्ध (१८४५-४६) के दोरान सिखों और 
अ्रंग्रेजोंके बीच छेड़ा गया। २१ दिसम्बरकी रातको 
ब्रिटिश फौजकी हालत बेहद नाजुक थी, जब उसे खुले 
मैदानमें पड़ाव डालना पड़ा | दूसरे दिन तड़के ही युद्ध 
फिर शुरू हुआ, किन्तु सिख जनरल तेजसिंह द्वारा 
स्वार्थवश बहादुर सैनिकोंको पीछे हटनेका श्रादेश दिये 
जानेके कारण वह THAT समाप्त हो गया। युद्धमें 
सिखोंकी हार हुई, किन्तु अंग्रेजोंको जीतका भारी मूल्य 
चुकाना पड़ा । ब्रिटिश फौजके २४१५ जवान हताहत 
हुए जिसमें १०३ अधिकारी भी थे। भ्रधिकारियोंमुं 
गवर्नर-जनरलके पाँच प्रंगरक्षक मारे गये और चार 
घायल हो गये । इस लड़ाईकी समाप्तिसे सिख-अंग्रेज 
युद्ध समाप्त नहीं ga, उसकी समाप्ति दो महीने बाद 
फरवरी १८४६ ई०में सुबराहानमें अंग्रेजोंकी जीतके साथ 
gi ( जे० डी० कारनिग्धम ga fet are दि 
सिक्‍स्स ) । 

फोरोजशाह बहमनी ( १३९७-१४२२ )-बहमनी वंशका 


RK 
moat सुल्तान। इतिहासकार फरिश्ताके प्रनुसार उसका 
शासनकाल बहमनी वंशका सबसे भ्रधिक गौरवशाली 
काल था। फीरोजशाहने लगभग हर वर्ष पड़ोसी हिन्दू 
राज्य विजयनगरपर हमले किये। १४०६ ईश्में तो 
बह वस्तुतः नगरमें घुस गया और उसने विजयनगरके 
राजा देवराय प्रथम ( १४०६-१२ )को संधि करनेके 
बदलेमें श्रपनी लड़की देनेकों मजब्र किया। किन्तु 
१४२० ई०में सुल्तानको कृष्णा नदीके उत्तर पंगलके 
युद्धमें हिन्दुओंसे करारी मात खानी पड़ी ate ae बिल- 
कुल cer हुप्ना घर लौटा । फीरोजने श्रपत जीवनके शेष 
दो वर्ष इबादतमें बिताये और प्रशासनको तुर्की गुलामोंके 
हाथोमें छोड़ दिया । फीरोज इमारतोंका शौकीन था । 
उसने राजधानी गुलबगंको अनेक भव्य इमारतोंसे अ्रलंकृत 
किया जिनमें प्रमुख एक मस्जिद है जिसका निर्माण 
उसने स्पेनकी कुतुंबा ( कारडोवा ) मस्जिदकी शेलीपर 
कराया था । उसने राजधानीके दक्षिणमें भीम नदीके 
तटप'र फीरोजाबाद TH विशाल प्राचीरयुक्त राज- 
प्रासाद भी बनवाया | 

फीरोजशाहू खिलजी-देखिये, जलालुद्दीन फीरोजशाह 
खिलजी । 

फीरोजशाह्‌ तुगलक-तठुगलक वंशके दूसरे सुल्तान मुहम्मद 
तुगलकका चचेरा भाई और उत्तराधिकारी । उसने मार्च 
१३५१ से लेकर सितम्बर १३८८ oh मृत्यु पर्यन्त 
शासन किया । उसका पिता रजब सुल्तान गयासुद्दीन 
FAT (१३२०-२५)का छोटा भाई था। फीरोजशाह 
शांतिप्रेमी सुल्तान था, जिसकी पहली समस्या seer 
(faa) से फौजको सकुशल दिल्‍ली वांपस लानेकी थी। 
यह फौज मुहम्मद तुगलक वहां विद्रोहको दबानेके' लिए 
ले गया.था किन्तु waaay उसकी मृत्यु हो TH 
१३६१-६३ ई०में फीरोजने feast नियंत्र णमें लानेकी 
कोशिश की ate एक लम्बी लड़ाईके बाद उसे वहाँके 
विद्रोही शासक जाम बाबनियाको श्रात्मसमपंणके लिए 
मजबूर करनेमें सफलता मिली । उसने जामको सालाना 
नजराना देनेके लिए मजबूर Feat | सुल्तानने १३५३ 
At १३५६ ई०में'बंगालपर भी पुनः झ्ाधिपत्य स्थापित 
करनेकी कोशिशें कीं किन्तु विफल रहा। फीरोजने 
दक्षिणमें मुस्लिम बहमनी सुल्तानों श्रौर विजयनगरके 
हिन्दू राजाओंपर पुत्रः विजय प्राप्त करनेकी कोशिश 
नहीं की । वे लोग मुहम्मद तुगलक (१३२५-५१)के 
शासन कालके अंतिम वर्षोमें दिल्लीके प्रेभुत्वको स्वीकार 
करके cada हो गये थे । फीरोज दिल्ली सल्तनतके 
विधटनको भी न रोक सका जिसकी शुरूआत उससे पहले- 


ass 

२५८ 
के सुल्तान मुहम्मद तुगलकके शासनकालमें ही हो गयी 
थी। फीरोजको एकमात्र सैनिक सफलता जाजनगर 
( उड़ीसा ) में मिली, जहाँ उसने १३६० ई० में फतेह 
हासिल को । 

फीरोजाबाद-एक नगर, जिसे सुल्तान फिरोजशाह तुगलक 
(१३५१-८८ )ने श्रपनी राजधानी दिललीसे दस मील- 
की दूरीपर बसाया था। यही नाम सुल्तानने १३५३- 
५४ ई०में बंगालकी चढ़ाईके दौरान वहाँके पंहुचा नगर- 
को भी दिया था। 

सुलतान फीरोज कट्टर मुसलमान था Ake उसने 

देशका प्रशासन इस्लामके सिद्धास्तोंके अनुरूप चलानेका 
प्रयास किया । फलस्वरूप हिन्दुओंको, जो बहुमतमें थे, 
भारी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा | उतके धार्मिक 
उत्सवों, सावंजनिक सप्माओों और पूजा-पाठपर प्रतिबंध 
लगाया गया । इस घामिक कट्टरताके बावजूद फीरोज 
उदार शासक था। उसने अनेक कष्टदायी और ग्रनुचित 
करोंको समाप्त किया, यद्यपि ब्राह्मणोंपर भी जजिया 
कर थोपा गया जो a तक इससे मुक्त थे। उसते 
सिंचाई कार्यको प्रोत्साहन दिया, जौनपुर सहित कई 
नगरोंकी स्थापना की, भ्रनेक बाग-बगीचोंकों लगाया 
और वहाँ तमाम मस्जिदोंका निर्माण कराया। उसने 
अंग-भंग “जंसे कठोर दंडोंको समाप्त किया और एक 
anid चिकित्सालयकी स्थापना की जहाँ रोगियोंको 
दवाएँ और भोजन मुफ्ट दिया जाता था | उसका शासन 
कठोर नहीं था। चीजोंकी कीमत कम थी। लोग 
शांतिसे रहते थे । किन्तु फीरोजकी यह कोमलता आने- 
वाली पीढ़ीके लिए घातक सिद्ध हुई। उसने अपनी 
फौजका गठन सामंती परम्पराके Maras किया था; 
वह प्रामतौरसे वेतनकी जगह अ्रधिकारियोंको जागीरें 
ar सिपाहियोंको जमीनें बाँटता था। बृद्धोंके प्रति 
दयालुता प्रदर्शित करनेके लिए उसने सेनाकी सेवाओ्ोंको 
पुश्तैनी बना दिया । इस प्रकार दिल्‍ली सल्तततकी फौज 
कमजोर हो गयी ओर फीरोजकी मृत्युके दस साल बाद 
तैमूरने १३६८ ई०में जब दिल्लीपर श्राक्रमण किया वह्‌ 
बड़ी श्रासानीसे हरा दी गयी । फीरोज जिज्ञासु प्रकृति- 
का व्यक्ति था। यही वजह थी कि ag टोपरा और 
Hwa दो भ्रशोक-स्तभोंकों बड़ी सावधानीसे दिल्ली 
लाया और उन्हें वहाँ स्थापित किया । उसने दो मुसल- 
मान इतिहासकारों-जियाउद्दीन बरनी (Bo ) और 
शम्सी शीराज अ्रफीफको संरक्षण प्रदात किया ar | 

फुलर, सर Ho बेसफोल्ड-१६०५ ई० में वाइसराय लाई 


फीरोजाबाद-फूठ 


कर्जन द्वारा बंगाल और झ्रासामको मिलाकर बनाये गये 
पूर्वीत्रांतका पहला लेफ्टीनेंट-गवर्नर। फुलर इंडियन सिविल' 
सर्विस और भारतीयोंकी राष्ट्रीय ग्राकांक्षाओंका विरोधी 
था। इस नये श्रांतका प्रशासन चलानेमें उसने जानबूझ- 
कर हिन्दूविरोधी रवैया अ्रपनाया और बंगभंग-विरोधी 
ara मुसलमानोकों भ्रलग करनेके लिए उन्हें 
सरकारकी “चहेती बेगम” ऐलान किया। किन्तु इससे 
झ्रांदोलनकों दबाया न जा सका। इस आन्दोलनके 
समर्थकोंमें स्कूली छात्रोंकी संख्या बहुत बड़ी थी 1 छात्रों- 
को आंदोलनसे रोकनेके लिए फुलरने स्कूलोंको एक 
परिपत्न भेजा, जिसमें धमकी दी गयी थी कि पश्रगर 
छात्रोंने राजनीतिक आंदोलनमें भाग लिया तो उनको 
मिलनेवाली राजकीय सहायता बंद और उनकी मान्यता 
रदुद कर दी जायगी | दो स्कूलोंको इस आदेशके उल्लंघन- 
का दोषी समझा गया। फुलर उनकी मान्यता रद्द 
करना चाहता था, किन्तु भारत सरकारने भारत-मंत्री 
ars मो्लेकी सहमतिसे उससे अनुरोध किया कि ag 
उक्त दो स्कूलोंकी मान्यता समाप्त करनेका AAT 
प्रस्ताव वापस ले ले। फुलरकों इसपर इतना भ्राक्रोश 
हुआ कि उसने अपना त्यागपत्न दे दिया | उसका इस्तीफा 
तुरन्त स्वीकार कर लिया गया। 

फुलार्टन, कर्नल विलियम-द्वितीय मैसूर-युद्ध ( १७७६- 
sy )के dow gz इंडिया कम्पनीकी फौजका एक 
अभ्रफसर । उसने नवम्बर १७८३ ई० में कोय्म्बटूरपर 
भ्रधिकार किया और वह श्रीरंगपत्त नमूपर हमला करने- 
वाला ही था कि मद्रास सरकारने टीपू सुल्तानके साथ 
शांति स्थापित करनेके उद्देश्यसे उसे वापस बुला 
लिया। शअ्रवकाश ग्रहण Has बद इंग्लैंडमें उसने 
Sat ate रायल सोसाइटी gar संसद सदस्यके रूपमें 
सक्रिय जोवन व्यतीत fear) उसने व्यू ऑफ इंग- 
लिश इण्टरेस्ट इन इंडप्रा', ( भारतमें ब्रिटिश हिंतोंपर 
एक दृष्टिपात ) नामक पुस्तक लिखी 1 १८०८ ईश्में 
उसकी मृत्यु हो गयी । 

फूट-एक अंग्रेज नाटककार, जिसने १७७० oF ‘fe नवाब! 
नामक नाटक लिखा | इसमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके उन 
कर्मचारियोंका व्यंग्य-चित्र प्रस्तुत किया गया था जो 
बंगालसे बेशुमार दौलत इकट्ठा कर स्वदेश लौटनेपर 
अपने भ्राडंबर-युक्त Tae सामा जक जीवनको दूषित 
बनाते थे श्रौर श्रपनी संपदासे झौरोंमें ईष्या पैदा करते 
थे। इस नाटकने इंग्लेडकी जनताको इस बातकी 
जांच-पड़तालके लिए प्रेरित किया कि कम्पनीके अ्रवकाश- 


a4 

फूनान-फार्ट सेण्ट डेविड 
प्राप्त भ्रधिकारियोंके पास जो व्यंग्य-पूर्वक "नवाब के तामसे 
संबोधित किये जाने लगे, इतनी दौलत कहाँसे श्रायी ? 

फूनान-कम्बुज राज्यका, TT aa कम्बोडिया कहलाता है, 
प्राचीन चीनी न।म, जहाँ एक भारतीय प्रवासी ब्राह्मण 
कौण्डिन्यने सम्भवतः: ईसाकी पहली शताब्दीमें हिन्दू 
राज्यकी स्थापना की थी। छठी शताब्दीमें फूतानका 
पूरी तरह कम्बुज देशमें विलय हो गया । 

फेडरेल कोर्ट आफ इंडिया ( संघ न्यायालय )-भारतीय 
शासनविधान १६३५ ई०के mata स्थापित । भारतके 
प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मौरिस ग्वायरकी प्रध्यक्षता- 
में इसने १६३७ ई०से कार्य प्रारम्भ किया । भारतीय 
aa, प्रांतों और संघीय राज्योंके बीच विवादोंके निप- 
टानेका अ्रधिकार एकमात्र इसी अ्रदालतको प्राप्त था | 
इसके क्षेत्ञाधिकारमें कुछ श्रपीलोंकी सुनवाई करना भी 
शामिल ar) इसके फंसलेके खिलाफ सिर्फ इंग्लैंडकी 
प्रिवी कौन्सिलमें atta की जा सकती थी। जनवरी 
१६५० ई०में इसका विलय भारतके सर्वोच्च न्यायालय- 
के रूपमें हो गया । (भारतीय शासन विधान, १९३५) | 

फेरे, कनल-बड़ोदाके मल्हारराव गायकवाड़के दरबारमें 
ब्रिटिश रेजिडेंट । उसने गायकवाड़के विरुद्ध कुशासनके 
कई आरोप लगाये । एक कमीशन द्वारा इन आरोपोंकी 
जांच किये जानेपर मल्हाररावको फेरेके निर्देशनमें 
प्रशासनमें सुधार करनेके लिए श्रठारह महीनेका समय 
दिया गया | परन्तु यह समय प्रशासनके किसी सुधार- 
के बिना बीत गया । १८७४ Lo कनेल फेरेने मल्हार- 
रावपर भारोप लगाया कि उसने मुझे जहर देनेकी 
कोशिश की । मल्हारराव पर मुकदमा चलाया गया AIT 
अंतमें उसे गद्दीसे उतार दिया गया । 

फेरे, सर आर्थर-ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेवामें फौजका 
मेजर | बर्मा विजय कर लेनेपर वह विजित प्रदेशोंका 
प्रशासक नियुक्त किया गया। उसने यह दायित्त्व इतने 
अच्छे ढंगसे ama कि उसे बर्माका पहला चीफ कमिश्नर 
नियुक्त कर दिया गया, जिसमें ब्रिटिश anf, तेनासरीम, 
पग तथा अराकान सम्मिलित थे। 

हैजी-शेख मुबारकका पुत्र, प्रबुलफजलका बड़ा भाई और 
अकबरके नवरत्नोंमेंसे एक । वह श्रेष्ठ कवि और साहि- 
त्यकार था। WHA वह पहली बार १५६७ FoF 
मिला | भ्रकबर उसकी दविद्धत्ताके सम्बन्धमें पहले ही 
बहुत कुछ सुन चुका था, श्रतएव उसने उसकी बड़ी 
झावभगंत की और अपने दरबारमें सम्मानित स्थान 
प्रदान किया । २७ जून १५७६ ई०को पहली बार 


BRE 
अ्रकबरने पुलपिटपर खड़े होकर जो खुतबा पढ़ा, उसकी 
रचना SAA की थी। इस प्रकार भ्रकबरने नये धर्मका 
sada feat जो 'दीन-इलाही” ( दे० ) नामसे विख्यात 
हुआ । १५६१ ई०में श्रकबरने फैजीको खानदेश और 
भ्रहमदनगर अपना दूत बनाकर भेजा । वह खानदेशको 
अधीन करनेमें सफल हुआ, लेकिन भ्रहमदनगरमें उसे 
सफलता नहीं मिली । इस प्रकार राज-दोत्यकर्ममें उसे 
आंशिक सफलता प्राप्त gel १५६५ ई०में उसकी 
मृत्यु हुई। 

फंजुल्ला खाँ-र हेलखण्ड राज्यके संस्थापक भ्रली मुहम्मद 
रुहेलाका पुत्र ॥ १७७४ ई०में हाफिज wat खाँकी 
पराजय और मृत्युके पश्चात्‌ उसे रुहेलखण्डका एक 
भ-ग दे दिया गया, जिसमें रामपुर भी शामिल art 
बादमें ag कम्पनी सरकारकी श्रधीनतामें वहाँका शासक 
बना दिया गया। 

फोर्ट विलियम-इस किलेका निर्माण कलकत्तामें १६६६ से 
१७१५ ई०के दौरान FAT | इसके बन जनेसे कलकत्ता 
नगरमें अंग्रेजोंको सुरक्षा प्राप्त हो गया । १७५६ ईशमें 
इसपर नवाब सिराजुद्दौलाने कब्जा कर लिया, किन्तु 
१७५७ FoF अंग्रेजोंका इसपर पुनः भ्रधिकार हो गया । 
बादमें इस किलेको तुड़वाकर इसके स्थानपर कस्टम 
हाउस और जनरल पोस्ट श्राफिसकी इमारतोंका निर्माण 
कराया गया। झ्राजकल जिस स्थानपर किला है, उसे 
बादमें चुना गया था । 

फोर्ट सेण्ट जार्ज-इस किलेका निर्माण मसुलीपत्तनम्‌ स्थित 
ईस्ट इंडिया कम्पनीकी कौन्सिलके एक सदस्य फ्रांसिस 
डेने १६४० ई०में चोलमंडल तटपर जमीनकी एक पतली 
cae BIT कराया | यह जमीन पड़ोसके हिन्दू राजा 
चन्द्रगिरिसे पह्ठेपर मिली थी। इस किलेके चारों झोर 
आधुनिक मद्रास नगरका विकास हुआ । भ्ंग्रेजोंने बादमें 
मसुलीपत्त नमके CATT इसको ATAT मुख्यालय बनाया 
ate daa: इसे मद्रास प्रेसीडेंसीकी राजधानी बनाया 
matt 

फोर्ट dee डेबिड-इस किलेका निर्माण ईस्ट इंडिया कम्पनी- 
ने १८वीं शताब्दीमें कराया। यह पांड्चिरीसे कुछ 
दक्षिणमें चोलमंडल तटपर स्थित है | १७४७-४८ Kot 
फ्रांसीसियोंने अठारह महीनों तक इसपर घेरा डाल रखा। 
तदनन्तर १७५८ ई०में काउण्ट दि लालोीके नेतृत्वमें 
एक महीनेकी घेराबंदीके बाद इसपर फ्रांसीसियोंने कब्जा 
कर लिया, किन्तु १७६० ई०में विंदवासके युद्धके ae 
यह पुनः अंग्रेजोंके erat aT गया । 


: 


“he 
२६० * we 


फोर्ड, कर्नल-फ़ांसिस, सर फिलिप , 





फोर्ड, कर्नल-ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी बंगाल सेनाका एक 
aA, जिसे राबर्ट क्लाइवने १७५६ ई०में दक्षिण भारत- 
में फ्रांवीसियोंपर प्रहार करनेके लिए भेजा था az 
सफलताके साथ समुद्र तटपर बढ़ता गया और मसुली- 
पत्तनमपर कब्जा कर लिया। इस प्रकार उत्तरी सरकार- 
पर फ्रांतीसियोंका नियंत्रण समाप्त हो गया और वह 
श्रंग्रेजोंके कब्जेमें gr गया । बादको इसी साल उसने 
बिदरकि युद्धमें डचोंको परास्त किया, जिनका मुख्यालय 
Farge ( बंगाल )में था। इस पराजयके बाद बंगाल- 
से डचोंका भी सफाया हो गया । 
ait फोर्डकी मृत्यु दर्दनाक ढंगसे हुई । १७६६ 
ई०में लंदन स्थित कोर्ट mis डाइरेक्टर्सने वैसिदार्ट 
और स्क्रेफ्टनके राथ उसे कम्पनीकी हर शाखाकी 
जांच करनेका अधिकार देकर भारत भेजा | किन्तु 
जिस जहाजसे wie फोर्ड और उसके दोतों साथी यात्रा- 
कर रहे थे, उत्तमाशा wats ( केप आफ गुडहोप ) से 
रवाना होनेके बाद Saat कोई खबर नहीं मिली । शायद 
ag दुर्घटता-ग्रस्त होकर समुद्रमें डूब गया । 
फोर्थ, ड1०-बंगालकी तत्कालीन राजधानी मुशिदाबादके 
निकट कासिमबाजार स्थित ईस्ट इंडिया कम्पनीक्ी एक 
कोठीसे सम्बद्ध अ्रंग्रेज चिकित्सक 1 १७५६ ई०में मार्चके 
उत्तराधधमें एक दिन जब नवाब अलीवदीं at ( दे० ) 
गंभीर रूपसे बीमार पड़ा, डा० फोर्थ उसे देखने गया । 
ato फोय॑ जिस समय बीमार नवावसे बातचीत कर रहा 
था, उसके पौल और संभावित उत्तराधिकारी सिराजु- 
ada नवाबकों सूचना दी कि अ्रंग्रेजोंने मेरे विरुद्ध 
षड्यंत्र करनेवालो घसीटी बेगमकों सहायता देना स्वी- 
कार कर लिया है। WMA नवाब द्वारा यह पूछे 
जानेपर कि क्या यह खबर सही है, डा० Ha a 
केवल उसे गलत बताया, वरन्‌ ईस्ट इंडिया कम्पनीकी 
तरफसे इस बातकी भी घोषणा की कि बंगालकी राज- 
नीतिमें हस्तक्षेप करनेका कंपनीका कोई इरादा नहीं है । 
फोर्थकी इस बातपर सिराजुद्दौलाने विश्वास नहीं किया। 
इस घटनासे पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
कर्मचारी aaah हितोंके संरक्षणके लिए किस तरह 
झूठ बोलते और छल करते थे । 
waa, जेम्स (१७४९-१८१९)-भारत आनेवाले उन 
विशिष्ट अग्रेजोमेंसे एक, जिन्होंने हिन्दुओंकी प्राचीन 
जीवनशैली और भारतकी प्राचीन सभ्यताकी काफी 
सराहना की AS १७६४ ई०में ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
एक अधिकारीकी हैसियतसे भारत श्राया था। १७७८ 








SoH प्रथम मराठा-युद्धके कुछ पहले ag कर्नल कीटिंग- 
का निजी सचिव नियुक्त हुआ । १७८४ ई०में कम्पनीकी 
सेवासे ग्रवकाश ग्रहण कर बह स्वदेश वापस लौट गया। 
भारतसे इंग्लैंड रवाना होनेके समय ag श्रपने साथ 
साहित्य, दर्शन, कला और स्थापत्य आदि विभिन्‍न 
भारतोय विषयोंके लगभग १५४ ग्रंथ ले गया । उसने 
१८१३-१५ ई०में अपने भारत विषयक संस्मरण चार 
खण्डोंमें ओरियण्टल मेमायस्स के नामसे प्रकाशित किये । 

फौजदार-मुगलकालीन भारतका वह श्रधिकारी,.जिसका 
काम जिले ( सरकार )में कानून एवं व्यवस्था बनाये 
रखना होता था | यह अधिकारी जिलेमें तैनात फौजी 
टुकड़ीका नायक होता था। उसके ऊपर छोटी-मोटी 
बगावतोंको दबाने, डाकू गिरोहोंको भगाने या ग्रिरफ्तार 
करने और हिंसक अपराधोंकी रोकथाम करनेका दायित्व 
रहता था | वह राजस्व अधिकारियों भ्रथवा काजियोंको 
अपनी ग्राज्ञाओंका पालन करवानेमें सहायता प्रदात करता 
था। ag आमतौरसे जिलेके मुख्यालयमें ही वास 
करता था। 

फौजदारी अदाल्त-वह अदालत जिसका काम fees 
अपराधोंके खिलाफ मुकदमोंकी सुनवाई करना है। 
बंगालमें ब्रिटिश शासनकी शुरुआतके समय फौजदारी 
अदालत हर frat होती थी । इस श्रदालतके Gaal 
खिलाफ सदर निजामत अदालतमें अपील की जा सकती 
थी । यह भ्रदालत दीवानी अ्रदालतसे भिन्‍त है जो केवल 
सिविल (दीवानी ) या राजस्व सम्बन्धी मुकदमोंकी 
सुनवाई करती है। 

फ़ांसिस, सर फिलिप ( १७४०-१८१८ )-को रेग्युलेटिंग 
ऐक्टके अन्तर्गत बंगालमें फोटे विलियमके गवर्न र-जनरल- 
की परिषदका सदस्य नामजद किया गया। उसका 
वाधिक वेतन १० हजार dhs निर्धारित हुआ। । श्रक्तूबर 
१७७४ ई०में कलकत्ता भ्रानेके कुछ समय बाद उससे 
दो अन्य सहयोगियोंगौनसन और क्लेवरिंगके साथ 
गवर्नर-जनरल Ta हेस्टिग्सकी नीतियों और शासन- 
प्रणालीका ata विरोध frat; इस प्रकार फ्रांसिस 
और वारेन हेस्टिग्समें संघर्ष शुरू हो गया, जिसका अन्त 
फ्रांसिसकी हारमें हुआ । १७८० fof फ्रांसस और 
हेस्टिग्समें संघ हो गया और इसके बाद अशक्त होकर 
वह इंग्लैंड चला गया। वहाँ उसने वारेन हेस्टिग्सपर 
महाभियोग लगानेके भ्रभियानकरो संगठित att संचालित 
करनेमें प्रमुख भाग लिया। फिलिप बंगालमें लगानके 
स्थायी बन्दोबस्तका सुझाव देनेवाला पहला अ्रंग्रेज 


aa GC: } 

SATAY, Sto जान-फ्रेंच-ईस्ट इंडिया कम्पनी 
भ्रधिकारी था। १७९५ fot arta हेस्टिग्सके निर्दोष 
घोषित किये जानेपर वह बहुत निराश हुआ और 
१८०७ में सादंजनिक जीवनसे अलग हो गया 1 

फ्रायर, So जान-एक ब्रिटिश यात्री जो सत्नहवीं शताब्दी- 
के सातवें दशकमें भारत झ्राया । उसने मुख्यतः दक्षिणी 
भारतकी यात्रा की । इस यात्नाका उसने रोचक वर्णन 
लिखा है । ( ए न्यू एकाउण्ट ) 

BY, ae हेनरी ares एडवर्ड (१८१५-८९)-एक प्रख्यात 
ब्रिटिश प्रशासक, जो १८३४ ई०में उच्च अधिकारीकी 
हैसियतते भारत mari १८४६ ई०में वह सतारामें 
रेजीडेण्ट नियुक्त किया गया और १८४८ ई०में सतारा- 
को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यमें मिला लिये जानेपर, 
जिसका वह विरोधी था, वहाँका कमिश्नर बनाया गया। 
१८५० fot सिन्धका कमिश्नर बना, जहाँ नौ वर्षों 
( १८५०-५६ ) तक बड़ी सफलताके साथ. प्रशासन 
चलाता रहा। १८५६ से १८६२ ई० तक वह वाइ- 
सरायकी कार्यकारिणी परिषद्का, सदस्य रहा और 
भारतका वित्तीय संतुलन बनाये रखनेमें सहायता की । 
१८६२ से १८६७ Fo तक बम्बईका गवनेर रहा । इस 
दौरान उसने शिक्षाका प्रसार किया, कालेज ( जैसे 
sept कालेज ) खुलवाये, रेलोंका विस्तार क्रिया, 
बम्बई नगरनिगमकी स्थापना की ale नारीशिक्षाको 
बढ़ावा दिया । किन्तु बैंक आफ बम्बईकी श्रसफलताके 
लिए उसकी आलोचना हुई | भ्रवकाश ग्रहण कर इंग्लेण्ड 
चले जानेके बाद वह इंडिया कौन्सिल ( १८६७-७७ ) 
का सदस्य बना | वह ग्रफगानिस्ताममें saat नीतिका 
समर्थक था और ब्रिटिश प्रशासनकी स्वेच्छाचारी मनो 
वृत्तिका पोषक था । इंग्लैंडके लिए उसने सबसे बड़ी सेवा 
अ्रफ्रीकामें की, किन्तु वहाँ उसकी श्राक्रामक नीतिके 
कारण जुलू-युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजहसे उसे इंग्लैंड 
वापस बुला लिया गया। उसकी मृत्यु १८८६ Soh हुई। 

फ़रेंच-ईस्ट इंडिया कम्पनो-इसकी स्थापना १६६४ fom 
कोलबर्टकी प्रेरणासे Gist सरकारने की । इसमें सर- 
art पूंजी भी लगायी गयी, किंतु प्रबन्ध-क्रुशलताके 
अभावमें प्रथम चार वर्षोके दौरान मद्रासके उपनिवेशी- 
करणके प्रयास सफल नहीं हुए। व्यापार कार्यमें उसे 
इंग्लिश और sa कम्पनियोंकी प्रतिद्वन्द्विताका सामना 
करना पड़ा, जो भारतके साथ पहलेसे व्यापार-कर रही 
थीं और यहाँ अपनी कोठियाँ स्थापित कर चुकी थीं। 
इनके fates बावजूद फ्रांसीसी १६६८ ईशमें सूरतमें 
एक कोठी स्थापित HAH GHA हो गये । १६७३ Fo 





२६१ 
में उन्होंने मद्राससे ८५५ मील दक्षिणमें श्राधुनिक पांडि- 
चेरीका स्थान प्राप्त कर लिया और १६६४ ई० में 
फ्रांकोई माटिनको इसका मुख्य अधिकारी नियुक्त कर 
दिया | उसने इसे शीघ्र ही विकसित कर इतता महत्त्व- 
पूर्ण बंदरगाह बना दिया कि भारतमें ag ha ईस्ट 
इंडिया कम्पनीका मुख्यालय बन गया । 

फ्रैंच Hea १६७४ fot बंगालके नवाब 
शायस्ता खाँसे भागीरथीके किनारे कलकत्ताके निकट, 
चंद्रनग रका eat मिल गया, जहाँ १६६०-&२ के दौरान 
उसने नया व्यापार-केन्द्र स्थापित किया। इस प्रकार 
पांडिचेरी और चंद्रनगरमें फ्रैंच कम्पनी मद्रास और कल- 
कत्ता स्थित इंग्लिश कंपनीकी पड़ोसी और प्रतिद्वन्द्दी 
aa गयी | परन्तु श्रठारहवीं शताब्दीके प्रथम दो दशकों- 
में ta कम्पनीको व्यापारमें सफलता नहीं मिली और 
उसे सूरत स्थित श्रपनी कोठी बंद कर देनी पड़ी । अगले 
दो दशकोंमें कम्पनीका व्यापार फलने-फूलने लगा और 
उसने १७२१ ई०में मारीशसमें, १७२४५ ई०में मलाबार 
तटपर माही तथा १७३६ में चोलमण्डल ae स्थित 
कारीकलमें अपनी कोठियाँ स्थापित कर लीं । 

अभी तक फ्रेंच कम्पनीका सारा ध्यान भारतके 
साथ व्यापार करनेपर ही केन्द्रित था, किन्तु १७४२ 
ई०में पांडिचेरीके गवनेर पदपर डूप्लेकी नियुक्तिके साथ 
उसकी नीति और उद्देश्यमें परिवर्तत हुआ । इस समय 
यूरोपमें आ्रास्ट्रियःई उत्तराधिकारका युद्ध (१७४०-४८) 
चल रहा था और फ्रांस व इंग्लैंड परस्पर संघर्षरत थे 1 
इधर चोलमण्डल तटपर अंग्रेजोंका कोई जहाजी बेड़ा 
तैनात न था, किन्तु फ्रांसा जहाजी बेड़ा तैनात था । 
इस स्थितिका लाभ उठाकर फ्रांप्तीसियोंने सितस्बर 
१७४६ ई०में मद्रास पर कब्जा कर लिया। मद्रासंसे 
खदेड़े गये इंग्लिश कम्पनीक्रे भ्रधिकारियोंनें कर्नाटकके 
नवाब अनवरुद्वीनसे अपील की, जिसके शासन क्षेत्रके 
wait मद्रास आता था। श्रनवरुददीनने मद्रासको 
फ्रांसीसियोंसे हस्तगत करनेके लिए विशाल सेना भेजी, 
मगर फ्रांसीसियोंकी छोटी-सी सेनाने Farge waar 
सेण्टथोमके युद्धमें नवाबकी विशाल वाहितीको करारी 
शिकस्त दी और मद्रासपर फ्रांप्तीसियोंका कब्जा बना 
रहा । दो वषं बाद यूरोपमें अंग्रेजों और फ्रांसी सियोंके बीच 
युद्ध एक्स-ला चैपेलकी संधिके साथ समाप्त हो गया। 
इस संधिकी wate अनुसार मद्रास इंग्लिश कम्पनीको 
वापस कर दिया गया-। 

मैलापुरके युद्धमें नवाबकी विशाल सेनापर फ्रांसी- 





RR 


फ्रेंच-ईस्ट इंडिया फम्पनी-बंग-भंग 





सियोंकी विजयने बता दिया कि पुराने तौर-तरीकोंसे 
लड़नेवाली टिड्डी दल जैसी भारतीय सेनाको यूरोप- 
वासियोंकी छोटी सी अ्रनुशासित सेना भारतीय सियाहियों- 
की मददसे किस तरह परास्त कर सकती है। इस 
नसीहतका डूप्लेकी नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 
ait तक फ्रांसीसियोंमें किसी प्रकारकी राजनीतिक 
महत्त्वकांक्षा न थी। श्रब डूप्लेने प्रण्नी श्रेष्ठ सेना-शक्ति- 
के प्राधार पर भारतीय राजनीतिमें सक्रिय भाग लेना 
और भारतमें भ्रपता साम्राज्य विस्तार करना आरम्भ 
कर दिया । उसकी पहलकदमी पर फ्रांसीसी कम्पनीने 
१७४८ ई०में कर्नाटक तथा हैदराबादके उत्तराधिकार 
सम्बन्धी युद्धोमें भाग लिया। आारम्भमें उसे अच्छी 
सफलता मिली। उसे agar एक आदमी हैदराबादके 
निजामके पदपर बिठानेमें सफलता मिल गयी, जो 
पूरी तरहसे फ्रांसीसी जनरल बुप्तीकी मुद्ठीमें था। 
उसने फ्रांसीसियोंको अ्रपनी tars ats लिए उत्तरी 
सरकारकी राजस्व-वसूलीका अश्रधिकार प्रदान कर 
दिया। किन्तु डूप्ले इंग्लिश कम्पनीको भारतसे बाहर 
खदेड़नेका श्रपना लक्ष्य पूरा करनेमें विफल रहा। 
इस दौरान यूरोपमें इंग्लैड aie फ्रांसके बीच शांति 
कायम रही और फ्रांसकी सरकारने इंग्लैंडके साथ 
इस fea युद्धको जिसकी शुरुभ्रात डूप्लेने भारतमें 
की थी, समाप्त करनेका निश्चय किया । फलतः 
१७५४ ई०में डूप्लेको फ्रांस वापस बुला लिया गया और 
इस प्रकार उसका भारतमें फ्रांधीसी साम्राज्यकी स्थापना- 
का स्वप्न HA रह गया । 

seat फ्रांस लौटनेके दो वर्ष बाद यूरोपमें सप्तवर्षीय 
aa fog गया भौर भारत-स्थित इंग्लिश और फ्रांसीसी 
कृम्पतियां पुनः संघषंरत हो गयीं । १७५७ Loe पंग्रेजों- 
ने पहले तो चंद्रनगर (बंगाल )में फ्रांसीसी बस्तीपर 
कब्जा कर लिया ate उसके बाद ही पलासीके युद्धमें 
बंगालके नवाब सिराजुद्दौलाको परास्त कर झौर नवाब- 
की गदुदी पर श्रपने श्राश्रित मीर जाफरको बिठाकर 
बंगालपर श्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया 1 १७४८ fo 
में कर्नल Osh नेतृत्वमें अंग्रेजी फौजने फ्रांसीसियोंको 
उत्तरी सरकारसे बेदखल कर दिया Wie १७६० FoF 
फ्रांसीसियोंको बिंदवासके युद्धमें अंग्रेज जनरल सर आयर- 
कूठके हाथों करारी मात खानी पड़ी । इसके एक वर्ष 
बाद पंग्रेजोंने पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया और 
इस प्रकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कम्पनीके हाथसे भारत- 
का सारा इलाका छिन गया। १७६३ ई०में पेरिस- 


शांति-संधि हुई और सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ । इस 
संधिके अन्तर्गत फ्रांसीसी कम्पनीको पांडिचेरी, चद्रनगर, 
माही और कारीकालकी बस्तियाँ लौटा दी गयीं, किन्तु 
भारतमें उसका राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो गया । 
अब ag इन स्थानों पर केवल व्यापारी संस्थाके रूपमें 
कार्य कर सकती थी। १६५० ई०में भारत स्थित इन 
फ्रेंच बस्तियोंका विलयन भारतीय गणराज्यमें कर 
दिया गया | 

Sos आफ इंडियां-एक पत्र, जिसका प्रकाशन जान ATT 
मेनके निर्देशनमें सिरामपुरके मिशनरियोंने १८१८ ई०्में 
शुरू किया था। यह ईसाई धर्मका प्रचार करनेवाला 
समाज-सुधारक TE था। इसने सती-प्रथा जैसी सामा- 
जिक बुराइयोंके उन्‍्मूलनका wade frat | बादमें 
यह Ta कलकत्ताके स्टेट्समैन'में विलीत हो गया । 


q 

बंकिदेव, अलुपेन्द्र-सुल्तान श्रलाउददीन खिलजी ( दे० ) 
के सेनापति मालिक काफूरके श्राक्रमणके समय भारतके 
सुदूर दक्षिणी भागमें विद्यमान एक छोटा राजा। काफूरने 
उसे हराकर उसका राज्य खत्म कर दिया । 

बंग-भंग-पहली बार १६०४ ई०में वाइसराय लाड्ड कर्जन 
द्वारा किया गया । उसका तके था कि तत्कालीन बंगाल 
प्रांत, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, बहुत 
बड़ा है। एक लेफिटनेंट-गवर्नंर उसका प्रशासन ठीक 
ढंगसे नहीं चला पाता, फलस्वरूप पूर्वी बंगालके जिलों- 
की उपेक्षा होती है जहाँ मुसलमान श्रधिक संख्यामें हैं । 
प्रतएव उत्तरी We पूर्वी बंगालके राजशाही, ढाका तथा 
चटगाँव डिवीजनोंमें श्रानेवाले पन्द्रह जिले oat 
मिला दिये गये और पूर्वी बंगाल तथा sara नामसे 
एक नया प्रांत बता दिया गया भौर उसे बंगालसे अ्रलग 
कर दिया गया। बिहार तथा उड़ीसाको पुराने बंगालमें 
सम्मिलित रखा गया। बंगालके लोगों, विशेष रूपसे 
हिन्दुओंमें बंग-भंगसे भारी क्षोभ फैल गया, क्योंकि इसका 
उद्देश्य था एक राष्ट्रको विभाजित कर देना, बंग- 
वासियोंकी एकताको भंग कर देनेका प्रयास, जातीय 
परंपरा, इतिहास तथा भाषापर घुणित EIT इसको 
जनताकी राजनीतिक भ्राकांक्षाश्रोंको कुचल देनेका एक 
साधन माना गया । बंगवासियोंने sat staat विच्छेद 


263 
बंगाल 

रोकनेके लिए श्रंग्रेजी माल, विशेष रूपसे इंग्लैंडके बने 
वस्त्रोंका बहिष्कार प्रारम्भ कर दिया और १७ अक्तूब र- 
को, जिस दिन बंगविच्छेद किया गया, राष्ट्रीय शोक- 
दिवस मनाया गया । 

सरकारको यह जन-आ्रान्दोलन रुचिकर नहीं प्रतीत 
हुआ । उसने उसे विफल बनानेके लिए मुसलमानोंको 
झपनी ओर मिलानेका चेष्टा की भौर वचन दिया कि 
नये प्रांतमें उनको विशेष सुविधाएँ प्राप्त होंगी । इसके 
साथ ही उसने व्मतकारी उपायोंका सहारा लिया ate 
सावंजनिक स्थानों पर “वंदेमातरम्‌का घोष करना तक 
दंडनीय agua करार दिया गया । दमनके फलस्वरूप 
जन-प्रसन्‍्तोष और गहरा हो गया Ae आतंकवादी 
गतिविधियाँ श्रारम्भ हो गयीं। अंग्रेज अफसरों तथा 
उनके भारतीय गुर्गोंकी हत्या करनेके प्रयत्न किये गये । 
सरकारने दमनचक्र और तेज कर दिया परन्तु, saat 
कोई फल नहीं निकला । परिणामस्वरूप दिसम्बर १६११ 
ई०के दिल्‍ली दरबारमें शाही घोषणा करके बंग-विच्छेद 
सम्बन्धी भ्रादेशमें संशोधन कर दिया गया । पूर्वी बंगालके 
१५ जिलोंको arama श्रलग करके पश्चिमी बंगालमें 
फिर संयुक्त कर दिया mars इसके साथ ही बिहार तथा 
उड़ीसाको बंगाल प्रांतसे waa कर दिया गया। संयुक्त 
बंगालका प्रशासन एक ग्रवर्नरके श्रधीन हो गया। 
smaaat कथित शिथिलता दूर करनेके लिए यह्‌ 
सुझाव लार्ड कजनको भी दिया गया था, परन्तु उसने 
इसे WATT कर दिया था। 

बंगालका दूसरी बार विभाजन १६४७ FoF भारत 
विभाजनके फलस्वरूप हुआ। भारतको इसी शर्तेपर 
स्वाधीनता प्रदान की गयी कि उसका विभाजन भारत 
तथा पाकिस्तान नामके दो राज्योंमें कर दिया जाय । 
फलस्वरूप बंगालके ढाका तथा चटगाँव डिवीजनके सभी 
जिलों तथा राजशाही एवं प्रेसीडेंसी डिवीजनके कुछ 
जिलोंको श्रलग करके पूर्वी पाकिस्तानका निर्माण कर 
दिया गया । १६ दिसम्बर १९७१ ई०को पूर्वी पार्किस्तान 
शेष पाकिस्तानसे अलग होकर एक' स्वतंत्र Save 
प्रभुसत्ता-सम्पन्न राष्ट्र बन गया, जो a “बांगलादेश' 
कहलाने लगा है। 

बंगाल-वह क्षेत्र, जिसके पश्चिममें बिहार, पूर्व में प्रासाम, 

उत्तरमें हिमालयकी तराई तथा दक्षिणमें उड़ीसा तथा 
बंगालकी खाड़ी स्थित है। यह नदियोंका Ga है, जिसमें 
मुख्यतया गंगा AVX HAGA तथा उसकी भ्रनेक सहायक 
नदियाँ बहती हैं। wore भूमि gaa क्षि-कार्य यहाँ 


२६३ 
भ्रपेक्षाकत सरल है। इसके समृद्ध एवं विविध साधनों- 
से सम्पन्न होनेके कारण पड़ोसी राज्योंके लोग सदासे 
इसकी ओर mere होते रहे हैं। wa Faget नाम 
“बंगाल' अंग्रेजोंते प्र वलित किया। पहले इसे बंगला कहते 
थे, जो संस्कृत शब्द 'बंग'का अपभ्रंश है। प्राचीनकालमें 
बंगसे पूर्व और मध्य बंगाल निदिष्ट होते थे। इस 
शब्दका प्रयोग महाकाव्योंमें भी मिलता है ॥ पश्चिम 
तथा पश्चिमोत्तर बंगालको तब गौड़के नामसे जाना 
जाता था। बंग्र और ae दोनों मौर्य श्रौर गुप्त 
साम्राज्योंमें शामिल थे । गुप्त साम्राज्यका पतन हो 
जानेपर धर्मादित्य, गोपचन्द्र और समाचारदेव आदि 
स्थानीय राजाओंने अपनेको स्वाधीन कर feat 

छठी waa मध्यमें गौड़ शक्तिशाली राज्य हो 
गया । सातवीं wards आरम्भमें वहाँ शशांक नामक 
weet पराक्रमी राजा gat, जो हषंवर्धनका प्रबल 
प्रतिद्वन्द्दी था। उसकी मृत्युके पश्चात्‌ बंगाल aa 
साम्राज्यक्रा अंग बन गया। उसके बाद यह कामरूपके 
भास्कर वर्माके शासनान्तर्गंत BT TAT | कंसे शोर कब 
बंगाल कामरूपके शासनसे मुक्त हुआ, यह विदित नहीं 
है । फिर भी यह श्रधिक समय तक cada नहीं रह 
सका, क्योंकि श्राठवीं शताब्दीके श्रारम्भमें कल्नौजके 
यशोवर्माने इसे tle डाला। इस श्राक्रमणके फलस्वरूप पूरे 
saat अराजकता व्याप्त हो गयी। जनश्रुतियोंके 
अ्रधारपर कहा जाता है, कि इसी कालमें यहाँ nfs 
सूर नामक शासक हुप्रा। प्रसिद्धि है कि उसने मिथिलासे 
पाँच ब्राह्मणोंको पाँच ब्राह्मणेतर सेवकोके साथ बंग्राल- 
में ब्राह्मण धर्मको पुनः प्रतिष्ठित करनेके लिए श्रामंत्रित 
किया । ऐसा प्रतीत होता है कि बंगालमें भ्रराजकताकी 
दशाका श्रन्त तभी gar, Ta वहांकी जनताने गोपाल 
नामक व्यक्तिको राजा निर्वाचित करके सिंहासतासीन 
किया। गोपालसे ही प्रसिद्ध पाल राजवंशक्री परम्परा 
चली, जिसके शासनकालमें बंगाल महान्‌ शक्तिशाली भर 
समृद्धिशालीँ हुप्रा और बौद्ध संस्क्ृतिका प्रमुख केन्द्र बना, 
घमंपाल तथा श्रतिशा (दे० ), भ्रादि श्राचायोंको 
चीन, तिब्बत जैसे सुदूर देशोंमें Dawid प्रचारके लिए 
for और meat तिजी ललितकला wie वास्तु शैली 
विकसित की जिसका प्रतिनिधित्व tata ( दे० ) We 
विटयाल (दे० ) करते थे । 

बारहवीं शताब्दीके मध्य तक पाल राजवंशकी शक्ति- 
का Bla हो गया और उसके स्थान पर सेन राजवंश 
प्रतिष्ठित हुआ, जो ११६८ BIT ९२०१ ई०के वीच 


264 
२६४ 
किसी समय मलिक इख्तियारुद्दीत मुहम्मद खिलजीकी 
पश्चिमी बंगाल विजय तक कायम रहा । पचास वर्ष 
बाद मुसलमानोंने पूर्वी बंगाल भी जीत लिया, इस प्रकार 
पूरा प्रदेश दिल्‍ली सल्‍तनतका भाग हो गया। किन्तु 
१३३६ ई०के लगभग फखरुददीन मुबारक शाहने पूर्वी 
बंगालमें बगावत कर दी जो अन्‍्तमें सारे सूबेमें फैल 
गयी । फलस्वरूप faecal सल्तनतसे उसका पूरी तरह- 
से सम्बन्ध टूट गया। १३४४५ से १४६० fo तक 
इलियास शाही राजवंश बंगालपर राज्य करता रहा । 
बीचमें केवल ४ वर्षों ( लगभग १४१४-१८ fo ) में 
चार हिन्दू worl गणेश, उसके पुत्र जदु, दनुज wat 
तथा महेन्द्रने Aca) रूपसे शासन किया । १४६० Fo 
में श्रलाउद्दीन हुसेन wet सैयद राजवंशका सूत्रपात 
किया । इस वंशके लोग १५४३८ fo तक जत्र हुमायूंने 
बंगालको जीता, यहाँ राज्य करते रहे । इसके एक वर्ष 
बाद ही शेरशाहने हमायूँत्ों परास्त कर दिया wie 
उसके वंशज १५६४ ई० तक शासन करते रहे, जब 
सुलेमान करनानीने एक नया राजवंश चलाया। कर- 
नाती वंशका afr शासक दाऊद खाँ १४७६ ईश०में 
बादशाह अकब रसे हार गया भर बंगाल पुन; दिल्लीके 
प्रभुत्वमें AT TAT | 
इसके बाद शांति और सम्पन्तताका युग श्रारम्भ 
हुआ और बंगालने वाणिज्य-व्यवसायमें इतनी उन्नति 
की कि उसकी संमृद्धिकी विदेशी यात्रियों तकने प्रशंसा 
की और यूरोपीय व्यावसायिक कम्पनिय्रां अपनी व्यापारी 
कोठियाँ स्थापित करनेके लिए प्रेरित हुईं | 
सर्वे प्रथम बंगालमें पुतंगाली श्राये, लेकित विधिवत्‌ 
वाणिज्यकी अपेक्षा समुद्री डकती और गुलामोंका सौदा 
करनेकी तरफ उन्होंने भ्रधिक ध्यान दिया। परिणाम- 
स्वरूप बंगालके कछारी भूभागमें उनका -भारी aT 
छा गया, जिसका निवारण १६३२ ई०में मुगल सूबेदार 
कासिम अलीने उनका दमन करके किया। बाद ही 
क्रमश: डच (हालैण्डवासी), डेन (डेनमाकंबासी), फ्रांसीसी 
ae अंग्रेज a anh ate क्रशः चिनसुरा, सिरामपुर, 
चन्द्रनगर और कलकत्तामें, जो सभी हुगलीके तठपर हैं, 
जम गये। जबतक मुगल बादशाह सबल बने रहे, 
बंगालमें उनके gaat इन यूरोपीय व्यवसायोंको 
अपने नियंत्रणमें रखा और शांति भंग करनेका उनका 
साहस नहीं gat amas सूबेदार मुशिद कली खांके 
शासन कालमें बिहार atx उसके उत्तराधिकारों शुजा- 
उद्॒दीनके शासन काल ( १७२७-३८ fo ) में उड़ीसा 


बंगाल 


भी बंगालमें सम्मिलित कर लिया गया। लेकिन शुजा- 
का ga अयोग्य सिद्ध हुआ और १७४० ईश०में प्रलीवर्दी 
खाँ द्वारा, जो बिहारमें उसका नायब था, अ्पदस्थ कर 
दिया गया। 

नवाब अलीवर्दी खाँ face लगभग स्वतंत्र होकर 
१७५६ ई०में अपनी मृत्यु तक बुंगालपर शासन करता 
रहा । उसका उत्तराधिकारी Ta प्तिराजुद्दौला प्रनुमव- 
हीन और कमजोर शासक साबित gary परिणामस्वरूप 
वह अंग्रेजोंपर नियंत्रण न रख सका, जिन्होंने उसकी 
प्रभुसत्ताकी अवहेलना कर फ्रांसीसियोसे युद्ध छेड़ दिया। 
वह भ्न्तमें उस षड़्यंत्रका शिकार हो गया जो अंग्रेजोंने 
उसके भ्रसन्तुष्ट दरबारियोंके साथ मिलकर रचा art 
फलस्वरूप जून १७५७ FoF पलासीको लड़ाईमें सिराज 
हार गया। वह लड़ाईके Faas भाग कर मुशिदाबाद 
पहुँचा और विजेताओंका प्रतिरोध करनेके लिए सैन्य- 
संग्रह न कर पानेपर वहाँसे भी भाग निकला 1 विजयी 
BINT २८ जून १७५७ ई०को मीर जाफरको, जो 
सिराजका निकट सम्बन्धी aie षड्यंत्रकारियोंमें प्रमुख 
था, नवाबकी गददी पर बठाया | इसके चार दिन बाद 
ही भगोड़े सिराजुदुदोलाका वध कर दिया गया | इस 
प्रकार बंगालमें मुस्लिम शासनका लज्जास्पद ढंगसे 
पतन हुप्रा । 

मीर जाफरको भी शीघ्र इस बातका प्रहसास हो 
गया कि वह श्रंग्रेजोंके हाथकी कठपुतली wa है। उसे 
भी उन्होंने शीघ्र ही श्रपदस्थ कर उसके दामाद मीर 
कासिमको गद्दी पर बेठाया । उसके साथ भी अंग्रेजोंकी 
पटरी नहीं बैठी और उन्होंने उससे युद्ध Se feat ake 
१७६४ ई०में बक्सरमें उसकी हार हुई । इसके बाद AT 
कासिम विस्मृतिके गर्भमें विलीन हो गया और मीर 
जाफर, फिरसे नवाब बनाया गया | १७६५ Low MT 
जाफर मर गया | 

इसी वर्ष अ्रंग्रेजोंको facets बादशाहसे बंगाल, 
बिहार और उड़ीसाकी दीवानी मिल ai । कम्पनोने 
पलासीके विजेता wad क्लाइवको गवर्नर नियुक्त किया। 
दो at बाद ag इंग्लैंड चला गया और अगले पाँच वर्षो 
तक बंगालमें ग्रत्यधिक कुशासन रहा । नवाब BETA 
स्थानीय भ्रधिकारियोंके हाथका खिलौना मात्र रह गया, 
जिसे जनताकी हितरक्षाका कोई खयाल नहीं था 1 इसी 
बीच बंगालमें भयंकर wart पड़ा, जिसमें एक तिहाई 
start विनष्ट हो गयी। १७७२ SoH कम्पनीकी 
Re वारेन हेस्टिम्स बंगालके गवर्नरके wit नियुक्त 


26.6 
बंगाल-बंगालकी दीवानी 





gar ars साल रेग्युलेटिंग कानून पास हो जाने पर 


वह गवनेर-जनरल बना दिया गया और बम्बई तथा 
मद्रासकी प्रेसीडेन्सियां उसके ate कर दी गयीं। इस 
प्रकार बंगाल भारतमें बढ़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्यका 
न केवल अंग वरन्‌ उसका केन्द्र-बिन्दु भी बन गया, 
क्योंकि कलकत्ताको शीघ्र ही भारतीय ब्रिटिश सा म्राज्य- 
की राजधानी बना दिया गया । 

प्रशासकीय दृष्टिसे बंगालमें ate परिवर्तन हुए । 
ब्रिटिश प्रशासनके श्रारम्भमें बिहार और उड़ीसा समेत 
पूरे प्रदेशमें गवर्नर-जनरल द्वारा कौन्सिलकी सहायतासे 
शासन चलाया TITY १८४४ में इसको लेफूटिनेण्ट- 
गवनेरके अधीन कर दिया गया। १६०४ ई० में ars 
कजंनने प्रदेश दो टुकड़ोंमें विभाजित कर दिया--पश्चिमी 
बंगाल, बिहार और उड़ीप़ाकी एक इकाई लेफटिनेण्ट- 
गवर्नरके अधीन बनायी गयी और पूर्वी बंगालकी दूसरी 
इकाई भ्रासामके साथ मिलाकर अन्य लेफूटिनेण्ट-गवर्नर- 
के श्रधीन बनायी गयी । इस विभ!जनपर बगालके लोगों, 
विशेषकर gma जबर्दस्त विरोध प्रकट किया wie 
Raa बनर्जकि नेतृत्वमें बहुत ही प्रभावशाली 
आ्रान्दोलन चलाया, जिसमें स्वदेशी वस्तुओ्लोंका उपयोग 
झौर ब्रिटिश सामानका बहिष्कार प्रमुख था। ब्रिटिश 
सरकारने भ्रान्दोलनको बल-प्रयोग द्वारा दबानेके जो भी 
प्रयास किये उनसे जनरोष भूमिगत हो गया और अर- 
fare घोषके नेतृत्वमें बंगालमें भ्रातंक-वादने अपना सिर 
उठाया। फलस्वरूप प्रसिद्ध अलीपुर TA काण्डका मुकदमा 
चला। मुकदमेमें ग्ररविन्द घोष दोषमुक्त कर दिये गये, 
यद्यपि उनके झनेक साथियोंको श्राजीवन काराबासकी 
सजा मिली | अन्तमें ब्रिटिश सरकारने १९११ fot 
बंग-भंग रह कर पश्चिमी बंगालको पूर्वी बंगालके साथ 
फिर जोड़ दिया। बिहार, उड़ीसा att श्रासाम इससे 
पृथक्‌ कर दिये गये और बंगाल ache गवनेरके 
शासनके अधीन कर दिया गया । 

१६४७ ई०में Saar स्वाधीनता दिलानेके हेतु, 
बंगाल पुनः दो हिस्सोंमें बाँठा गया। पश्चिमी बंगालके 
जिलोंको उत्तरी बंगालके कुछ जिलोंसे जोड़कर भारतमें 
4पश्चिमी बंगाल' राज्य बताया गया और पूर्वी बंगालके 
जिलोंका भाग “पूर्वी पाकिस्तान'के नामसे गठित gar 
दिसम्बर १६७१ SoH पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकि- 
स्तानसे अलग होकर “बांगला देश के नामसे स्वतन्त्न देश 
बन गया। प्रांतका यह प्रस्वाभाविक विभाजन यद्यपि 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी सहमतिसे हुआ था, फिर 


२६५ 
भी rah परिणामस्वरूप लाखों लोगोंको, अधिकांशतः 
पूर्वी aah हिन्दुओंको wat घर-बार छोड़ना पड़ा, 
व्यापक हिंसा, लूटपाट, बलात्कारकी तकलीफें उठानी 
पड़ीं और बचेथुचे लोग भी बार-बार उत्पीड़नके शिकार 
होते रहे। इधर कटा-छटा पश्चिमी बंगालका राज्य 
पुराने प्रदेशका केवल एक तिहाई भाग रह गया और 
विभाजनके बाद उसे ate समस्याओंका सामना करना 
पड़ा, जिसमें पूर्वी बंगालके विस्थापित हिन्दुओंके पुनर्वास- 
की समस्या सबसे जटिल थी । 
बंगाल, पहला भारतीय प्रदेश था जिसने ब्रिटिश 
शासनका स्वागत किया । साथ ही संस्दीय शासन और 
लोकतंत्रके fafer राजनीतिक विचारोंकों भात्मसात्‌ 
करनेकी दिशामें भी भारतका यह प्रदेश भ्नग्रणी eer । 
भारतीय राष्ट्रीयताका शंखनाद यहीं फूंका गया झौर 
प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन भी यहीं श्रायोजित किया गया | 
इस प्रकार बंगरालने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके शुभा- 
रम्भका मार्ग प्रशस्त किया और उसे श्रपना पहला were 
प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही wae wre 
की स्वाधीनता प्राप्त करनेमें सफल रही | गोपाल कृष्ण 
गोखलेने एक बार यह कह कर बंगालकी प्रशंसा ठीक हीं 
की थी कि “बंगाल जो भ्राज सोचता है, उसे भारत कल 
सोचता है ।' 
बंगलकी दीवानी-१७६४५ ई०में बादशाह शाह श्रालमने 
ईस्ट इंडिया कम्पतीको प्रदान की । १७६४ fot बक्सर- 
के युद्ध में भ्रवधके नवाबके पराजित हो जानेपर कम्पनीने 
इलाहाबाद तथा आासपासके क्षेत्रपर श्रधिकार कर लिया 
था । कम्पनीने ये क्षेत्र सम्राटुको देकर बदलेमें बंगालकी 
दीवानी प्राप्त की। gaat st at कि कम्पनीको 
बंगाल, बिहार और उड़ीसामें राजस्व वसूल करनेका 
अधिकार प्राप्त हो गयां। बदलेमें कम्पनी बाद्शाहको 
२६ लाख रुपया वर्धिक देती थी। साथ ही मुर्शिदाबाद- 
के नवाबकों भी कम्पनी सामान्य प्रशासनके लिए ५३ 
लाख रुपया देती थी | शेष बचे हुए धनतको कम्पनी 
अपने पास रखती ft नवाबको दी जानेवाली वार्षिक 
रकम बादमें घटाकर ३२ लाख रुपया कर दी aah 
कम्पनीको दीवानी मिलनेसे उसे प्रान्तोय प्रशासनमें 
पहली बार कानूनी हैसियत प्राप्त हो गयी | वैसे १७५७ 
ई०में पलासीके युद्धमें षड्यन्त्रोंके द्वारा विजय प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ कम्पनीको शासनका अधिकार प्राप्त हो 
गया था, किन्तु राजस्वकी वसूलीका भ्रधिकार प्राप्त होने- 
का भ्रर्थ यह था कि कम्पनीको व्यावहारिक रूपसे प्रान्तीय 


२६६ 
शासन करनेका प्रधिकरार है, क्योंकि राजस्वकी वसूलीको 
सामान्य प्रशासनसे अलग करना कठिन था। प्रशासन 
हाथमें ar जानेके बावजूद कम्पनीकी कानूनी हैसियत 
दीवानकी ही रही, जो ब्रिटिश महारानी द्वारा भारतीय 
शासन श्रपने हाथमें लेनेके समय तक कायम रही। 

बकिघम, जान सिल्क-क्रलकत्ता जर्नल'का सम्पादक, 
जो सरकारी प्रध्विकारियोंको मुक्त कण्ठसे आलोचना 
किया करता Al | Ae: कार्यवाहक गवर्न र-जनरल जान 
एडम्सने उप्ते १५२३ FoF भारतसे निष्कासित कर दिया। 

RAAT लड़ाई-२२ अक्तूबर १७६४ ई०को आरम्भ इस 
लड़ाईमें मेजर जनरल Feet मुनरोके नेतृत्वमें कम्पनी- 
की सेनाने शाह wea द्वितीय, vans नवाब शुजा- 
उद्दौला तथा बंगालके भगोड़े नवाब मीर कासिमकी मिली- 
जुली सेनाको हरा दिया | इस विजयसे भारतमें कम्पनी- 
की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गयी, जिसके फलस्वरूप होनेवाले 
समझौतेके प्रन्तर्गत बादशाहने कम्पनीको बंगाल, बिहार 
और उड़ीसाकी दीवानी सौंप दी । इसके बदलेमें कम्पनी- 
ने उसे इलाहाबाद तथा कड़ाके जिले, जो उसने भ्रवधके 
नवाबसे छीन लिये थे, लौटा दिये और बंगाल, बिहार 
तथा उड़ीसाके राजस्वसे २६ लाख रुपया वाधिक 
खिराजके रूपमें देना स्वीकार किया । इस प्रकार बंगाल, 
बिहार तथा उड़ीसामें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी स्थिति 
वैधानिक हो गयी । 

wet खाँ-१८५७ ई०में facets विद्रोही सिपाहियोंका 
नेता, जिसने गदरके दिनोंमें दिल्‍्लीकी हल चलोंमें प्रमुख 
रूपसे भाग लिया । 

बस्तियारउद्दीन गाजी शाह-पूर्वी बंगालके पहले स्वतंत्र 
शासक फखरुद्दीन मुबारक शाहका लड़का और उत्तरा- 
धघिकारी। उसने १३२६ से १३५२ Fo तक राज्य किया। 
पश्चिमी बंगालके सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह (दे०) 
ने उसकी गद्दी छीन ली | 

aferate खिलजी-इख्तियारुद्दीन मुहम्मदका पिता, जिसने 
नवद्वीप या नदियाके राजा लक्ष्मणसेनको भगा दिया ATT 
इस प्रकार बंगालमं मुसलमानी राज्यकी नींव डाली । 

बघाट-सतलज पार स्थित एक पहाड़ी रियासत, जिसे 
arg डलहौजीने १८५० fod श्रपने जब्ती के सिद्धान्तके 
अनुसार जब्त कर लिया। sag जीके उत्तराधिकारी 
are कैनिंगने wat पूर्वाधिकारीके निर्णयकों बदल कर 
बघाट रियासत उसके पुराने Toray ater दी । 

बटलर, डाक्टर फैनी-प्रथम प्रंग्रेज महिला चिकित्सक, 
जिसने १८५६० ई०में भारत आकर डाक्टरी शुरू की । 


घकिघम, जान सिल्क-बड़गांव समझौता 


उसने महिलाओोंके लिए सेवाका एक नया श्रादर्श उप- 
स्थित क्रिया था | 

बटलर-समिति रिपोर्ट-१६२६ ईं०में प्रस्तुत की गयी। 
भारतमें सर्वोच्च (ब्रिटिश) सत्ता ale देशी रियासतोंके 
तत्कालीन सम्बन्धोंकी जाँच करनेके उपरान्त समितिने 
दोनोंके वित्तीय एवं आधथिक सम्बन्धोंकों व्यवस्थित क रनेके 
विषयमें श्रपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं । इसकी श्राधारभूत 
सिफारिश थी कि सर्वोच्च सत्ता और देशी राजाश्रोंके 
बीच ऐतिहासिक सम्बन्धोंको ध्यानमें रखकर उन्हें उनकी 
सहमतिके बिना भारतीय विधान मडलके प्रति उत्त रदायी 
नयी सरकारसे सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए विवश न 
किया जाये। रिपोर्टमें देशी राजाग्रोंकी ये श्रौशंकाएँ 
प्रतिलक्षित थीं कि भारतमें लोकप्रिय शासन प्रचलित 
aaa वे at प्रधिकारोंसे वंचित हो जायेगे । भारतीय 
लोकमतने इस रिपोर्टको प्रतिगामी माना । 

बटलर, सर हरकोर्ट-वाइस रायकी कार्यकारिणी पर्षिदका 
सदस्य | बादमें संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) भौर बर्माका 
गवर्नर gar | समर्थ प्रशासकके रूपमें उसकी ख्याति बहुत 
थी ale भारत-मंत्री द्वारा गठित देशी रियासत समिति 
( इंडियन स्टेट्स कमेटी )का १६२७ ई०में वह श्रध्यक्ष 
नियुक्त किया गया । यह समिति देशी रियासतों और 
सर्वोच्च सत्ताके पारस्परिक सम्बन्धोंकी जाँचके लिए 
नियुक्त की गयी थी। समितिने १६२६ ई०में रिपोर्ट 
प्रस्तृत की थी । 

बड़गांव समझौता-प्रथम मराठा-युद्ध (१७७६-८२ ई०) के 
दौरान भारतमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सरकारकी ओरसे 
कनेल HATH द्वारा जनवरी १७७६ ई०में किया गया | 
कनेल काकबनंके नेतृत्वमें अंग्रेजोकी एक सेनाने कमिश्नर 
aia करताकके साथ पूनाकी we कूच किया, किन्तु 
रास्तेमें उसे पश्चिमी घाट स्थित तेल गाँव नामक स्थान- 
पर मराठोंकी विशाल सेनाका मुकाबला PAT IST | 
अंग्रेज सेताकी कई स्थानोंपर हार हुई MT उसे मराठोंने 
चारों तरफसे घेर लिया । ऐसी स्थितिमें कर्नल करनाक 
हिम्मत हार गया और उसके जोर देनेपर ही कमांडिग 
अ्रफसर कर्नल काकबन॑ने बड़गाँव समझौतेपर हस्ताक्षर 
किये । इस समझौतेके अनुसार तय हुआ कि कम्पनीकी 
बम्बई सरकार १७७३ Fos बाद जीते गये समस्त इलाके 
मराठोंको लौटा देगी ate aaa वचनोंकां पालन करने- 
की गारंटीके रूपमें कुछ अंग्रेज अफसरोंको बंधकके रूपमें 
मराठोंके ays Ft देगी, राधोबा (दे०)को, जिसको 
पेशवाकी गद्दीपर बिठानेके उद्देश्यसे अंग्रेजोने लड़ाई छेड़ो 





264+ 


बड़ गोहांई-बराबर पहाड़ियां 


२६७ 


थी उसे मराठोंको ait देगी, बंगालसे मददके लिए श्रारही 
ब्रिटिश कुमुक वापस लौटा दी जायगी और भड़ौंचसे प्राप्त 
राजस्वका एक हिस्सा महादजी शिन्देको दिया जायगा। 
सेनिक स्थिति अंग्रेजोंके इतने प्रतिकूल नहीं थी कि वे इस 
प्रकारकी शर्तें स्वीकार करते। गवर्नल-जनरलने इस 
समझौतेको अस्वीकृत कर दिया और समझौता करने- 
वाले पंग्रेज ग्रधिकारियोंको कम्पनीकी नौकरीसे बर्खास्त 
कर दिया । राघोबाने महादजी शिन्देकी शरण लेकर 
अपनी प्राणरक्षा की और अंग्रेजोंको भी परेशानीसे बचा 
लिया। भंग्रेजोंने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए समझौतेकी wale 
अ्रतुसार भड़ौंचसे प्राप्त राजस्वका भाग शिन्देको देकर 
उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिये । 

बड़ गोहांई-प्रासामके अ्रहोम राजाओ्रोंके दो शीष॑स्थ भ्रधि- 
कारियोंमेंसे एकका सरकारी पद नाम, जिसे स्वयं राजाके 
बाद सर्वोच्च अ्रधिकार प्राप्त थे । दूसरा उच्च अधिकारी 
बूढ़ा gig कहलाता था। इस पदपर GRE TAIT 
परिवारोंका ही कोई व्यक्ति, जो भ्रहोम श्रभिजात वर्गमें 
गिने जाते थे, पदासीन होता था । यह सामान्यतः वंशा- 
नुगत होता था किन्तु राजाकों यह श्रधिकार प्राप्त था 
कि वह निर्धारित परिवारके किसी भी सदस्यको, जिसे 
वह पसन्द करे, चुन A) यदि वह चाहे तो बड़-गोहांईको 

. बर्खास्त भी कर सकता था। श्रहोम राज्यके एक भाग 

का प्रशासन बड-गोहांईक्े श्रधीन था, जिसे प्रशासनिक, 
सैनिक तथा न्यायिक अ्रधिकार प्राप्त थे । (ई० गेट कृत 
हिस्ट्री आफ आसाम ) 

बड़ बरआ-प्रहोम राजा प्रताप सिंह (१६०३-४१ ई०)के 
wat श्रासामके उत्तरी भागमें स्थित कलियाबडके 
qa क्षेत्रके लिए नियुक्त प्रशासकंका पदनाम | इस पद- 
पर सबसे पहले राजाके चाचा MATS तमूलीकी नियुक्ति 
हुईं थी । 

बड्डोवाल-२१ जनवरी १८४६ Fon यहाँ सिखोंके साथ 
हुईं एक मुठभेड़में द्विटिश सेना पराजित हो गयी, जिसका 


नेतृत्व सर हेनरी स्मिथ कर रहा था। एक सप्ताह बाद . 


ही अलीवालके युद्धमें सिख प्रंग्रेजोंसे हार गये । 
बड़ोदा-गुजरातका एक महत्त्वपूर्ण नगर, मराठोंने सर्व 
प्रथम इसपर १७०६ ई०में प्राक्रमण किया। १७३२ FoF 
पीलाजी गायकवाड़ने, जो पेशवा बाजीराव प्रथमका 
अनुयायी ate समर्थक था, गुजरातमें अपनी सत्ता कायम 
की और बड़ोदाकों सदर मुकाम बनाया। पीलाजीके 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी दामाजी द्वितीय (१७३२-६५)के 
प्रशासनकालमें बड़ोदाका गोरव भ्रधिक बढ़ा alt यह 


गायकवाड़ों की राजधानी बन गया । दामाजीने इसे भव्य 
इमारतों तथा प्रमुख संस्थाझ्रोंके निर्माण द्वारा आक- 
षंक बनाया | भ्राजकल यहाँ एक विश्वविद्यालय भी है। 

बदनचन्द्र-गौहाटीका ( १५१०-२० Fo TH) बड़ फूकन 
(सूबेदार) | उसने प्रजाका बड़ी निर्देयतासे दमन किया 
और जबरत धन वसूला। sat स्थिति यहाँ तक 
पहुँची कि बड़ गुहांई (प्रधान मंत्री) पूर्णानन्दने, जिसके 
Jah ara बदनचन्द्रकी लड़की ब्याही थी, बदन बन्द्रको 
उसके पदसे हटा दिया । उसे पकड़नेके लिए mere 
सिपाही भेजे गये। लेकिन बदनचन्द्रको अपनी पुत्रीसे 
इसकी सूचना पहले मिल गयी थी और वह सैनिकोंके 
पहुँचनेके पहले वहाँसे चला गया। बदनचद्धने इसका 
बदला waar निश्चय किया । ag भाग कर कलकत्ता 
पहुंचा ale वहाँ उसने गवर्नर-जनरल लार्ड मिंटोसे मिल 
कर आसाममें अंग्रेजी फौज भेजनेका भ्रनुरोध किया। 
लेकिन मिंटोने हस्तक्षेप करनेसे इनकार कर दिया। 

इसके बाद बदनचन्द्र बर्मी शासकके दरबारमें गया 

भ्रौर उसे झ्रासाममें बर्मी फौज भेजनेके लिए राजी कर 
लिया । इस प्रकार १८१६ Fos बर्मी फौज भ्रासामपर 
हमला करते हुए जोरहाट तक बढ़ गयी और गौहाटीमें 
बदनचन्द्रको फिरसे सूबेदार बता fears इसी बीच 
पूर्णातन्दकी मृत्यु हो गयी और बदनचद्धने बर्मी सेनाको 
आपसामसे लोट जानेके लिए राजी कर लिया और उसे 
हर्जानेके रूपमें भारी रकम अदा की | इस प्रकार सफ- 
लता पानेके बाद बदनचन्द्र श्रहंकारी और निरंकुश हो 
गया | उसने AST राजाकी माता AIT TAH स रदारोंको 
अपना विरोधी बना लिया। इन लोगोंकी we पाकर 
बदनचन्द्रकी हत्या कर दी गयी | उसने जो नीति प्रपनायी 
थी, उसके फलस्वरूप १८१६ इं०में बरमियोंने श्रासामको 
विजय करके उसे अपने राज्यमें मिला लिया । 

बदन सिह-भाऊ सिंहका ga, जिसने at सैनिक कुश- 
लता, कूटनीति ate विवाह सम्बन्ध द्वारा आगरा और 
मथुरा जिलोंके पाश्व॑में भरतपुर नामक एक जाट रिया- 
सतकी स्थापना की । उसकी जन्म-तिथिका पता नहीं है, 
मृत्यु १७५६ To BEI 

बदर-ए-चाच-मुहम्मद तुगलक (१३२४-५१)का सम- 
सामयिक एक इतिहासकार । 

बराबर पहाड़ियां-गयासे लगभग १५ मील उत्तरमें स्थित । 
इन पहाड़ियोंमें सात गुफाएं हैं, जिनमेंसे चार अशोक 
मौयंके नामसे सम्बद्ध हैं। शेष तीनमें, जो नागाजुनी 
वर्गकी कहलाती हैं, श्रशोकके पोत्र दशरथके शिलालेख 


2.०8 

२६८ 
हैं । भ्रशोकके युगमें इन पहाड़ियोंकी ख्याति 'बलाटिका'के 
नामसे थी | खारवेलके समत्र इनको लोग area गिरिके 
नामसे जानते थे। बादमें इनका प्रवारगिरि नाम प्रच- 
लित हो गया । झाधुनिक कालमें पहाड़ीके श्रशोक-शिला- 
लेखोंवाली गुफाप्रोंके भागको “बराबरकी पहाड़ियाँ” कहते 
और दूसरे array 'नागाजु नी पहाड़ी” कहते हैं । 

बदरीनाथ-उत्तरप्रदेशके cada भूभाग गढ़वालमें स्थित 
हिन्दुष्फेका प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान। यहाँ नर-नारायणकी 
प्रतिमा बदरी नारायणके नामसे पूजी जाती है। यहाँसे 
कुछ दूरपर weg शंकराचार्य द्वारा स्थापित “ज्योतिष्पीठ' 
मठ है। uftad यहाँ हजारों तीर्थ-यात्री ma हैं । 

बदायूँनी-प्रब्दुल कादिर wa बदायूंनी श्रकबरका दरबारी 
इतिहासकार था। वह कट्टर सुन्‍्नी था। उसकी "मुंतरवबु- 
तू-तवारीख में अकबरके शासनकालका विवरण qt 
मुसलमानोंके दृष्टिकोणसे sega fear गया है जिससे 
वह भ्रक्बरकी उदार नीतियोंकी प्रशंसा नहीं कर सका । 
इस पुस्तकका अंग्रेजी ग्रनुवाद उपलब्ध है। AAT HATH 
पुस्तक 'प्रकबर नामा'में अ्रकबरकी प्रशंसा अधिक है। 
बदायूंनीकी gerne aaah कालका एक संतुलित चित्र 
प्रस्तुत करनेमें सहायता मिलती है 1 

बनर्जो, कृष्णमोहन-डे रो जियो (१८०६-३१ ई०)के प्रारंभिक 
शिष्योंमेंसे, एक तथा हिन्दू कालेजके श्रादर्श स्नातक | जन्म 
कलकत्ताके एक ब्राह्मण परिवारमें 1 पश्चिमके बुद्धिवादके 
प्रभावसे क्ृष्णमोहन भ्रपना पैतृक धर्म छोड़कर इंसाई बन 
गये। जीवनके अन्तिम दिनोंमें वे पादरी बन गये। 
वे मान्य शिक्षाविद्‌ एवं पत्चकार थे, श्रपने समयके राज- 
नीतिक भ्रान्दोलनोंमें भी भाग लेते थे, इंडियन असोसिये- 
wat प्रथम मंत्री थे ate कलकत्ता विश्वविद्यालय 
सीनेटके प्रारम्भिक सदस्योंमेंसे थे । 

बनर्जी, (बोनर्जो) डब्लू सी० (१८४४-१९०६)-भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसके प्रथम भ्रध्यक्ष और कलकत्ता sey 
प्रमुख वकील । वे अंग्रेजी चाल-ढालके कट्टर श्रनुयायी थे, 
भरत: स्वयं अपने पारिवारिक नाम “बनर्जी का अंग्रेजीकरण 
करके उसे tas? कर दिया भौर अ्रपने gaat नाम 
भी 'शेली' रखा, लेकिन हृदयसे वे सच्चे भारतीय थे। 
इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके १८८४ Sot हुए 
प्रथम अ्रधिवेशनके श्रध्यक्ष चुने गये। उन्हे दुबारा भी 
इलाहाबादमें १८६२ ई०में हुए कांग्रेस अ्रधिवेशनका 
अ्रध्यक्ष बनाया गया। १६०२ ईभ्में वे इंग्लैंड जाकर 
बस गये । वहाँ १६०६ में भ्रपनी मृत्यु पर्यन्‍्त भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसके आन्दोलनको बढ़ावा देते रहे । 


बदरीनाथ-बनर्जो, सर सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी रंगलाल-बंगला कवि (१८१७-८७ Fe) | अपनी 
रचनाओं द्वारा उन्होंने राष्ट्रीयताकी भावनाका प्रसार 
किया तथा देशवातसियोंमें स्वाधोनताकी उत्कट कामना 
पैदा की । उस की उदात्त रचना 'पद्मिनी'की ag माभमिक 
पंक्ति बड़ी लोक fra थी “स्वाधीनता-हीनताय के वसिते 
चाय रे, के वसिते चाय !” ( ऐसे राज्यमें कौन रहना 
चाहता है ! जहाँ आजादी नहीं है ! ) 
बनर्जी, सर गुरुदास- (१८४४-१९१८)-कलकत्ता हाई- 
कोर्ट के pat न्यायाधीश । उन्होंने श्रपता जीवन बंगालके 
एक कालेजमें प्रोफेसरके रूपमें आरम्भ किया, किन्तु 
शीघ्र ही वकालत area कर दी और १८७६ ई० में 
So एल० की डिग्री प्राप्त कर ली। १८८८ fo HF 
हाईकोर्टके न्यायाधीश बने और १६०४ ई० में सेवा- 
निवृत्त हुए । शिक्षाके विकास ओर प्रसारमें उनको तीत्र 
रुचि थी और कलकत्ता विश्वविद्य लयके दो कार्यावधि 
तक वाइस-चांसलर रहे । वे समातनधर्मी विचारके थे। 
हिन्दू धर्मपर कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें मुख्य हैं--- 
aaah 'ज्ञान at कर्म' तथा श्रंग्रेजीमें 'फ्यू थाट्स भोन 
एजूकेशन' | 
बनर्जो, सर सुरेन्द्रनाथ-कलकत्ताके ब्राह्मण. परिवारमें 
१ृ८४८ ई० में जन्म gar ar । कलकत्ता विश्वविद्यालयसे 
स्तातक परीक्षा उत्तीर्ण की एवं १८६६ ई० में श्राई० 
सी० एस० परीक्षा पास की । इंडियन सिविल सर्विसमें 
१८७१ fo में शामिल हुए ale सिल्हटमें असिस्‍्टेन्ट 
मजिस्ट्रेट तथा कलक्टर नियुक्त किये गये | शीघ्र ही 
उन्हें इस maT बर्खास्त कर दिया गया कि उन्होंने 
अनियमित ढंगसे एक मुकदमेमें फेसला दिया था। उन्होंने 
तब बैरिस्टरके रूपमें अपना नाम दर्ज करानेका FATT 
किया, किन्तु उसके लिए उन्हें भ्रगुमति देनेसे इन्कार 
कर दिया गया, क्‍योंकि वे इंडियन सिविल सर्विससे 
बर्खास्त किये गये थे । उनके लिए यह एक करारी चोट 
थी और उन्होंने महसूस किया कि एक भारतीय होनेके 
नाते उन्हें यह सब भुगतना पड़ा है । 
बैरिस्टर बननेमें विफल होनेके बाद १८७५४ fo में 
भारत लोटनेपर वे प्रोफेसर हो TT; पहले मेट्रोपालिटन 
इंस्टीट्यूशनमें (जो aa विद्यासागर कालेज कहलाता है) 
sit बादमें faa कालेज (Stra सुरेन्द्रनाथ कालेज 
कहलाता है) में, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। 
अध्यापकके रूपमें उन्होंने अपने छात्रोंको देशभक्ति और 
सावेजनिक सेवाकी भावनासे श्रनुप्राणित किया। मेजिनी- 
के जीवन alk भारतीय एकता aga विषयोंपर उनके 





26% 


बनर्जी, सर सुरेख््रनाथ 

भाषणोंने छात्रोंमें बहुत उत्पाह पैदा किया । राजनीतिमें 
भी भाग लेते रहे और १५८७६ में इंडियन अ्रसोसियेशन 
की स्थापना तथा १८०३ में कलकत्तामें प्रथम भ्रखिल 
anda waa सम्मेलन श्रायोजित करनेमें प्रमुख 
योगदान किया । एक राष्ट्रीय संगठनकी स्थापनाकी 
दिशामें यह पहला प्रयास था। १८८५ ई० में भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस (इंडियन नेशनल कांग्रेस) की स्थापनाके 
बाद उन्होंने श्रखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन (ग्राल 
इंडिया नेशनल see) का उसमें विलय करानेमें प्रमुख 
भाग लिया aie उसके बादसे उनकी गिनतों कांग्रेसके 
प्रमुख saat होने लगी । उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसके १८६४ में पूनामें हुए ग्यारहवें भ्रधिवेशन ate 
१६०२ में अ्रहमदाबादमें हुए श्रठारहवें अ्रधिवशनकी 
प्रध्यक्षता क्री । उन्होंने देश-व्यापी भ्रमण कर बड़ी-बड़ी 
TART AIT करते हुए राष्ट्रीय एकताको श्ाव- 
श्यकता और देशके प्रशासनमें भारतीयोंको भ्रधिक 
हिस्सा देनेपर जोर दिया | उन्होंने पत्चकारिताके क्षेत्रमें 
भी कार्य किया और fe बंगाली' के यशस्वी सम्पादक 
रहे । बीसवीं शताब्दीके प्रथम दशक तक इस पतने 
जनमतको जाग्रत करनेमें बहुमूल्य योगदान किया। 
उन्होंने १८७८ fo के वर्नाक्‍्यूलर प्रेस ऐक्टके विरोध- 
का नेतृत्व किया और इलबर्ट बिलके समर्थनमें प्रमुख 
भाग लिया । 

बंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिलके १८६३ से १६१३ तक 
वे सदस्य रहे और बड़े साहसके साथ ae कर्जनके 
कलकत्ता कार्पोरेशन ऐक्टका विरोध किया, जिसका 
उद्देश्य कार्पोरेशनका सरकारीकरण था। उक्त कानून 
पास हो जानेपर उन्होंने कार्पोरेशनमें भाग लेनेसे इन्कार 
कर दिया। उन्होंने बंगालके विभाजनका भी घोर 
विरोध किया att इसके विरोधमें जबदेस्त श्रान्दोलन 
चलाया जिससे वे बंगालके निर्विवाद रूपसे नेता मान 
लिये गये । वे बंगालके “बिना ताजके बादशाह” कहलाने 
लगे । बंगालका विभाजन १६११ fo में रद्द कर दिया 
गया, जो सुरेन्द्रनाथ बनर्जीकी बड़ी जीत थी । लेकिन 
इस समय तक देशवासियोंमें एक नया वर्ग पैदा हो गया 
था जिसका विचार था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके 
वैधानिक भ्रानदोलन विफल सिद्ध हुए भर भारतमें 
स्वराज्य-प्राप्तकि लिए और प्रभावपूर्ण नीति soar 
जानी चाहिए । यह वर्ग, जो गरम दल कहलाता था, 
हिसात्मक तरीके अपनानेसे भी नहीं डरता था, उससे 
चाहे क्रांति ही क्यों न हो जाये। लेकिन सुरेन्रनाथ 





२६९ 
बनर्जीका, जिनकी शिक्षा-दीक्षा seared शताब्दीके 
अंग्रेजी साहित्य, विशेषकर ath पिद्धांतोंपर हुई थी, 
क्रांति अथवा क्रांतिकारी तरीकोंमें कोई विश्वास नहीं 
था और वे भारत तथा इंग्लंण्डके बीच पूर्ण अ्लगाव- 
की बात सोच भी नहीं सकते थे । इस प्रकार सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जीको, जिन्हें कभी अंग्रेज प्रशासक गरम विचारोंका 
उम्रवादी व्यक्ति मानते थे, aa cad gah देशवासी 
नरम दलका व्यक्त मानने लगे थे। सूरत कांग्रेस 
(१६०७) के बाद वे काँग्रेसएर गरम दलवालोंका कब्जा 
होनेसे रोकनेमें सफल रहे थे, किन्तु इसके बाद शीघ्र ही 
कांग्रेस गरम दलवालोंके नियन्त्रणमें चली गयी । इसका 
परिणाम यह gar कि माण्टेग्यू-चेम्सफ ड॑ रिपोर्टके 
आधारपर HT १६१६ का गवन॑मेण्ट sie इंडिया एक्ट 
पास हुआ तो सुरेन्द्रगाथ बनर्जीने तो उसे इस आधारपर 
स्वीकार कर लिया था क्रि कांग्रेस अपने आारम्भिक दिनों- 
में जो मांग कर रही थी, वह इस CI बहुत हृद तक 
पूरी हो गयी है, लेकिन स्वयं कांग्रेसने उसे अ्रस्वीकार कर 
दिया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेससे युरेन्द्रनाथ 
बनर्जीका पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद हो गया । उन्होंने कांग्रेस 
के अन्य पुराने नेताप्रोंके साथ लिबरल फेंडरेशनकी 
स्थापना की जो अधिक जन-समर्थन नहीं प्राप्त कर सका । 
फिर भी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी नयी बंगाल लेजिस्लेटिव 
कौंधिलके सदस्य निर्वाचित हो गये। १६९२१ ई० में 'सर' 
की उपाधिसे विभूषित किये गये और बंगाल सरकारके 
मंत्री बने । १६२३ fo में कलकत्ता म्युनिसिपल बिल- 
को विधान मंडलसे पास कराया, जिससे लाई कर्जन 
द्वारा बनाया wart gaat कानून निरस्त हो गया और 
कलकत्ता कार्पोरेशनपर पूर्ण रूपसे लोकप्रिय नियंत्रण 
स्थापित हो mat सुरेनद्रनाथ बनर्जी १६२० ई० में 
शुरू किये गये भ्रसहयोग श्रान्दोलन से सहमत नहीं थे । 
wat: स्थानीय स्वशासनके क्षेत्रमें उनकी महत्त्वपूर्ण 
कानूनी उपलब्धियोंके बावजूद उन्हें पहलेकी भाँति देश 
वासियोंका समर्थन नहीं मिल सका | वे १९२३ के 
चुनावमें हार गये और तदुपरान्त १६२५ में श्रपनो 
मृत्यु viet सार्वजनिक जीवनसे प्रायः भ्रलग रहे। 
भारतीय राष्ट्रीय श्र न्‍्दोलन जिसकी १८७६ ई० में 
सुरेद्रनाथ बनर्जीनी qear की थी, इस समय तक 
बहुत विकसित हो गया था ate देशके लिए कानून 
बनाने तथा देशके प्रशासनमें afew हिस्सा दिये जानेकी 
जिन माँगोके लिए सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने पचास वर्षसे भी 
प्रधिक समय तक dad fear था, उन माँगोंकी पू्तिसे 





240 

२७० 
अब देशवासी संतुष्ट नहीं थे। वे ga स्वाधीनताकी 
माँग कर रहे थे, जो सुरेद्रनाथकी कल्पनासे परे थी। 
उतकी मृत्यु जिस समय हुई उस समय उनकी गिनती 
देशके लोकप्रिय नेताप्रोंमें नहीं होती थी, किन्तु इसमें 
ag नहीं कि वे आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयताके 
निर्माताग्रोंमेंसे थे जिसकी tanita भारत एक देन है। 
(एस० एन० बनर्जी, कृत ए नेशन इन मेंकिंग ) 

घनर्जो, हेमचन्द्र-एक बंगला कवि (१८३८-१६०३ Fo)! 
उनकी ‘qader’, जैसी काव्य रचनाओंने राष्ट्रीय 
भावताओ्रोंका प्रसार किया। उनकी प्रश्चिद्ध रचना 'भारत- 
संगीत” (१८७० ६०)ने लोगोंको देशकी स्वाधीनताके 
लिए प्रयत्नशील होनेको प्रेरित किया । 

बनारस-देखिये वाराणसी! । 

बनारसकी संधि-प्रवधके नवाब शुजाउद्दोला तथा ईस्ट 
इंडिया कम्पनीके बीच १७७३ fot हुई । इसके 
अनुसार कड़ा तथा इलाहाबाद जिले, जो १७६५ ई ०में 
बादशाह शाह san द्वितीयको दिये गये थे, उससे 
वापस लेकर अ्रवधके नवाबके अधीन कर दिये गये। 
इसकी एवजमें एकमुश्त पचास लाख रुपये तथा 
वार्षिक भ्राथिक सहायता देना नवाबने स्वीकार किया । 
शर्ते यह थी कि कम्पनी नवाबके संरक्षणके लिए अवधमें 
अ्रपनी एक सैनिक टुकड़ी रखेगी t 

बनारसकी संधि-राजा चेतसिह और ईस्ट इंडिया कम्पनी- 
के बीच १७७४ fot हुई। इसके द्व।रा चेतर्सिहने, जो 
मूलरूपमें aaah नवाबका सामन्‍्त था, ईस्ट इंडिया 
कम्पनीका प्रभुत्व इस शर्तपर स्वीकार कर लिया कि 
वह कम्पनीको साढ़े बाइस लाख रुपयेका वाषिक नज- 
राना दिया करेगा । संधिमें इस बातका भी उल्लेख था 
कि कम्पनी उससे अन्य किसी प्रकारकी माँग नहीं करेगी 
और न किसी व्यक्तिकों उसके अ्रधिकारमें हस्तक्षेप 
करने waar देशकी शांति भंग करने दिया जायेगा । 
इस निश्चित भ्राश्वासनके बावजूद arta हेस्टिग्सने 
१७७८-८० ई०के वर्षो्में श्रतिरिक्त धनकी माँग की । 
यह घटना ‘Safes मामले'के नामसे विख्यात है 1 

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय-पं० aaa मोहत मालवीय- 
के अथक उत्साह और प्रयासोंसे १६९१५ ई०में स्थापित 
gar. संप्रति यह भारतके सबसे बड़े आवासीय विश्व- 
विद्यालयोंमेंसे एक है । 

बन्दा (वीर बेरागी)-दसवें गुरु गोविन्द AAT १७०८ Fo 
में हत्या हो जानेके बाद सि्वोंका नेता बना। वह 
सिखोंका भाध्यात्मिक नेता नहीं था किन्तु १७०८ से 


बनर्जी, हेमचन्त्र-वन्धुल अथवा महावन्धुल- 
१७१४५ fo तक अपनी मृत्यु पर्यन्‍्त उनका राजनीतिक 
नेता रहा। गुरु गोविन्द सिंहके बच्चोंकों सरहिन्दके 
फौजदार वजीर Git बड़ी BATH. साथ मार डाला 
था। वजीर aft बदला लेना बन्दा अश्रपना मुख्य 
कतंव्य मानता था। इसे उसने शीघ्रतासे पूरा fears 
उसने बड़ी संख्यामें सिखोंको संगठित किया श्नौर उनकी 
मददसे सरहिन्द पर कब्जा कर फौजदार वजीर खाँकों 
मार डाला। उसने यमुना और सतलजके प्रदेशको अपने 
अधीन कर लिया और मुखीशपुर में लोहागढ़ ( लोहगढ़ 
अथवा लौहगढ़ ) नामक मजबूत किला निर्मित कराया, 
इसके साथ ही राजाकी उपाधि ग्रहण कर श्रपने नामसे 
सिक्‍क्रे भी जारी करा दिये। कुछ काल बाद THE 
बहादुर शाह प्रथम ( १७०७-१२ ) ने शीघ्र ही लोह- 
गढ़पर घेरा डाल कर कब्जेमें कर लिया। बन्दा तथा 
उसके अनेक अनुयाय्रियोंकों बाध्य होकर बहादुर शाह 
प्रथमकी मृत्यु तक अश्ञातवास करना पड़ा । इसके उप- 
wea बन्दाने लोहगढ़कों पुनः अपने श्रधिकारमें कर लिंया- 
और सरहिन्दके सूबेमें लूटपाट आरम्भ कर दी । किन्तु 
१७१५ oe मुगलोंने गुरुदासपुरके किलेपर घेरा डाल 
दिया । बन्दा उसी किलेमें था। मुगलोंने किलेपर कब्जा 
करनेके साथ ही बन्दा तथा उसके अनेक साथियोंको भी 
ara बना लिया । बन्दाको HAR रूपमें दिल्‍ली भेजा 
गया, जहाँ उसे अश्रमानवीय यंत्रणाएँ दी गयीं । आ्राँखोंके 
सामने ही उसके पुत्नको मार डाला गया और स्वयं उसे 
गर्म चिमटोंसे नोचकर १७१५ Goh हाथीसे कुचलवा 
दिया गया। बन्दाकी शहादत वर्षों तक सिखोंके लिए 
प्रेरणाका स्रोत रही । 





बन्धुल अथवा महाबन्धुल-बर्मी सेनापति, प्रथम श्रांग्ल- 


बर्मी-युद्ध ( १६२४-२६ fo ) छिड़नेपर उसने 
बंगालमें बर्मी सेनाका नेतृत्व किया था। उसे सफलता 
मिलनेका इतना भरोसा था कि गवर्नर-जनरल लाई 
urges fac ag सोनेकी बेड़ियां aot ara लाया 
था । बंधुलने venta सीमाके निकट एक ब्रिटिश रेजि- 
भेण्टको हरा fear लेकिन अंग्रेजोंने इस बीच रंगूनपर 
नौसैनिक अभियान करके मई, १८२४ में कब्जा कर 
लिया । ब्रिटिश आक्रम्मणका रियोंका सामना करनेके लिए 
तब बंधुलको बर्मा वापस बुला लिया गया, जहाँ सेना- 
पतिके रूपमें उसने बड़े रणकौशलका परिचय दिया, 
लेकिन tae कब्जेके लिए दिसम्बर १८२४ fof 
किये गये हमलेमें वह पराजित हो गया । वहाँसे पीछे 
हटकर डोनाबियूमें लकड़कोटके सहारे वह २ भरप्रेल 


2.4) 

बन्धुपालित -बयाना 
१८२५ Fo तक बहादुरीके साथ शब्रुओंका मुकाबला 
करता रहा । किन्तु अचानक एक राकेट आ लगनेसे 
उसकी मृत्य हो गयी। इस प्रकार प्रथम श्रांग्ल-बर्मी युद्ध- 
में बर्मा पराजित हो गया । 

बन्धुपालित-वायु पुराणके अनुसार कुणालका पुत्र और 
TH भ्रशोकका Ta | कहा जाता है कि वह अपने पिता- 
का उत्तराधिरारी हुआ था, किन्तु शिलालेखों waar 
wer सूत्रोंसे उसके बारेमें कोई जानकारी उपलब्ध 
नहीं है। 

बन्धुवर्मा-गुप्त सम्राट्‌ कुमार गुप्त प्रथम (४१५-५५ ई०) 
का पश्चिमी मालवा स्थित दशपुरका aimed | उसका 
BAT ४३७-३८ ई०के मन्दसोर frases हुआ है। 

बम्बई-देशक्ा एक प्रमुख औद्योगिक नगर एवं महाराष्ट्र 
प्रदेशकी राजधानी । नगरका बन्दरगाह १८५५३ उत्तरी 
wait और ७२:५४ पूर्वी देशान्तर रेखावाले अरब 
सागर तटपर स्थित है। बन्दरगाह भव्य एवं प्राकृतिक 
है, किन्तु अंग्रेजोंके भ्रधिकार तथा उनके द्वारा इसका 
विकास किये जानेसे पूर्व इसका कोई महत्व नहीं था, 
क्योंकि dat खाड़ियों, दलदलों और पहाड़ियोंके कारण 
यह भारतके atafen भूभागसे अलग-अलम था। ad- 
मान नगरकी भूमि तथा बन्दरग।ह और पास-पड़ोसके 
क्षेत्रोपर पुतंगाली सेनापति अल्बुक्क १५१० ई०से कब्जा 
किये हुए ari १६६१ CoH पुतंगालकी राजकुमारी 
Sadan विवाह इंग्लंडके csr aed द्वितीयके साथ 
सम्पन्न होनेपर दहेजके wat पुर्तगालियोंने इसे भी 
अंग्रेजोंको सौंप दिया। ag जागीर इतनी बेकारकी 
मानी गयी कि राजा चार्ल्स द्वितीयने १६६८ ई०में इसे 
मात्र १० पौण्ड वार्षिक किराये पर ईस्ट इंडिया कम्पनी- 
को हस्तान्तरित कर दिया । जिराल्ड आंगियरके प्रयासों- 
के फलस्वरूप जो १६६६ से १६७७ ई० तक इसका 
watt था, बम्बईका विकास area ger और शीघ्र 
ही यह इतना समृद्ध नगर हो गया कि सूरतको पछाड़ 
कर अंग्रेजोंको मुख्य व्यवसाय-भूमि बन गया । 

१७७३ ई०के रेग्युलेटिंग ऐक्टने बम्बई प्रेसीडेन्सी- 
को बंगालके तया उसकी कौन्सिलके सामान्य नियंत्रणमें 
कर दिया था, wa: यह केन्द्रोय सरकारकी राजधानी 
कभी नहीं at सका, किन्तु इसका महत्त्व ब्रिटिश राज्य- 
के प्रसारके साथ-साथ बढ़ता गया। बम्बई प्रेसीडेन्सी में 
भारतके पश्चिमी तटका सारा उत्तरी' भाग, जिसमें 
fara, मालवा भ्रौर गुजसत भी शामिल था, मिला 
दिया wari नगरमें वृद्धि हुई, बन्दरगाह विकसित 


२७१ 
किया गया ate नयी गोदीका निर्माण gat) १८६४ 
ई०में बम्बई-बड़ौदा-और सेंट्रल रेलवे छाइनोंके बन जाने- 
पर तथा १८५६६ ई०में स्वेज नहरके चालू हो जानेपर 
यूरोपसे पूर्वमें श्रानेवाले जहाजोंके लिए भारतमें रुकने 
लायक यह पहला बंदरगाह हो गया। इस प्रकार बम्बई 
नगर “भारतका मुख्य प्रवेशद्वार' बन गया। यह सूती 
वस्त्रोंका प्रमुख उत्पादक केन्द्र भी है। धनिक पारसियों- 
ने इसे प्रपना बना लिया है भौर उन्होंने इसकी समृद्धिमें 
भारो योगदान किया है। 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका प्रथम श्रधिवेशन 
१८८४ fot बम्बईमें ही हुआ था ate देशके स्वाधोनता 
आान्दोलनमें भो बम्बईका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 
सिन्धको इससे १६३५ ई०में पृथक्‌ कर, दिया गया। 
स्वाधीनताके उपरान्त बम्बई राज्य भाषाई झ्राधार पर 
दो राज्योंमें विभाजित हुआ । पहला राज्य महाराष्ट्र 
बना, जिसकी राजधानी बम्बई है और दूसरा गुजरात, 
जिसकी राजधाती अहमदाबाद श्रथवा गांधीनगर है। 
( सर डब्ल्यू० हष्टर Ba इस्पीरियल गजेटियर fares ७; 
एस० एस० एडवर्ड्स Safe राइज आफ ara तथा 
शेपर्ड कृत aes, १९३२ ) 1 
बम्बईका प्लेग-१८९६७ ई०में फैला, जब बम्बई we GAT 
दोनों नगरोंमें गिल्टियाँ निकलनेवाली प्लेग (ताउन)की 
बीमारी wee महामा रीके रूपमें व्याप्त हो गयी । भय- 
Wa सरकारने अनावश्यक तथा प्रत्यधिक कठोर कदम 
उठाकर न केवल ब्याधिग्रस्त लोगोंको gets श्रलग हटा 
दिया, वरन्‌ उन लोगोंको भी हटा दिया, जिनके रोग- 
पीड़ित होनेका जरा भी सन्देह था। बाल गंगाधर तिलक- 
ने भ्रपने ca Saas सरकारके निर्मम भ्राचरणकी तीव्र 
ada की; वैसे तो तिलक महामारी रोकनेके सरकारी 
प्रयासोंके अशंसक थे, किन्तु उन्होंने इस बातकी मांग 
उठायी कि सरकारी कानूनोंको लागू करनेमें कठोरता न 
बरती जाय | उसके तुरन्त बाद श्रज्ञात प्राक्रमणका रियोंने 
प्लेग कमिश्तर रैण्ड तथा उसके सहायक प्रायेस्टंकी हत्या 
कर दी। waa: तिलकके विरुद्ध राजद्रोह फैलानेका 
HINT लगा कर मुकदमा चलाया गया श्रौर उन्हें का रावास- 
की सजा मिली । इस प्रकार बम्बईके प्लेग ( ताउन )के 
संकट ने तिलकको देशकः अ्रग्रणी नेता बना fears 
बयाना-राजस्थानके भरतपुर जिलेका एक पहाड़ी किला 
भर पुरानी बस्ती। यहाँ योधेय amar एक शिलालेख 
भी उपलब्ध हुआ है । पिछले संमयमें यह स्थान एक 
मुस्लिम जागी रदारके भ्रधीत हो गया। उस युगमें दिल्‍्ली- 


242 


२७२ 
पर अभियान करनेवाली सेनाओंके लिए इस किलेपर 
कब्जा करना महत्त्वपूर्ण माना जाता था । 

बरयोइने,कर्ल-ब्रिटिश पालियामेण्टका सदस्य, जिसने मई, 
१७७३ ई० पालियामेण्टमें राजर्ट क्लाइवके विरुद्ध ca 
आरोप लगाये | उसीके प्रस्तावपर पालियामेण्टने पारित 
किया fe ईस्ट इंडिया कम्पततीकी सेना द्वारा भारतमें 
अधिग्रहीत क्षेत्रों ग्रथवा धनकों यदि कम्पनीका कोई 
कर्मचारी अपनी निजी सम्पत्ति बना लेता है तो उसका 
यह कार्य गैर-कानूनी है भ्रौर यह बात प्रमाणित है 
कि राबर्ट क्लाइवने Faq THA २,३४,००० पौंडकी 
राशि प्राप्त की है। प्रस्तावमें एक संशोधन यह भी जोड़ 
दिया गया कि taé क्लाइवने अपने देशके लिए महान्‌ 
ओर सराहनीय सेवाएं की हैं। राबर्ट क्लाइवको बरगोइनते- 
का प्रस्ताव पारित होनेसे इतना सदमा पहुँचा कि उसने 
१७७४में आत्महत्या कर ली । 

बरनी, जियाउद्दीन-प्रसिद्ध मुसलमान इतिहासकार, जो 
फिरोज शाह तुगलकके समयमें हुआ था । उसकी 
पुस्तक ‘arte फिरोजशाही'में फिरोज शहंशाह तुगलक- 
के शासनका विश्वसनीय वर्णन है । साथ ही इस पुस्तक- 
में दिल्‍्लीके पूव॑वर्ती सुल्तानोंके शासनके सम्बन्धमें भी 
काफी जानकारी मिलती है । 

बरबोस।, इडोरडो-जेशुइट यात्री, जो १५६० FoF भारत 
श्राया । उसने विजयनगरका भ्रमण किया श्र १५८१ 
SoH उत्तरी भारत तथा बंगालकी यात्रा की । वह विजय- 
नगरकी समृद्धि भर बंगालमें निर्मित उत्कृष्ट वस्तुग्ोंसे 
बहुत प्रभावित gat | (मैकलागन Ga जेस्युट मिशन) 

aug (बरार)-प्राचीन राज्य विदर्भका आधुनिक नाम । 
यह वर्धा नदीकी घाटीमें स्थित है | मौके साम्राज्यका 
यह एक भाग था। पुष्यमित्र शुद्धके ga श्रग्तिमित्रके 
शासनकालमें इसने साम्राज्यसे TIS हो जानेका विफल 
प्रयास किया । बादमें यह seal site हो गया, 
जिनसे इसे भ्रलाउदीन खिजलीने जीत लिया faz ag 
मुहम्मद तुगलकके राज्यमें सम्मिलित हो गया तथा 
बहमनी राज्यकी स्थापतापर उसका अंग बन गया। 
यह १४८४ ई०में उस समय तक उसका भाग बना रहा 
जब इमादुल मुल्कने यहाँ एक cada राज्य कायम 
feat) उसने इमाद-शाही राज-वंश चलाया, जो 
१५७४ ई० तक शासक रहा, तदनन्तर बरारको अहमद 
नगरने झ्ाात्मसात्‌ कर लिया । १५६६ ई०में यह बादशाह 
श्रकबरको सौंप दिया गया जिसने इसको अलग सूबा 
बना दिया। 


बरगोइने, कर्मल-वरीदशाही राजवंश, (बीदरका) 
१७१४ ई०की. संधिके अनुप्तार, जो बादशाहोंको 
अपने इच्छानुसार तख्तपर बैठाने और उतारनेवाले 
सैयद-बन्धु gaa अली और पेशवा बालाजी विश्वनाथके 
बीच हुईं थी, दराड़ मराठोंके नियंत्रणमें चला गया। 
इसके शीघ्र ही बाद एक जागीरके रूपमें इसे रघुजी 
भोंसलेको afta कर दिया गा । रघुजी विवाह सम्बन्धसे 
राजा साहुका सम्बन्धी था | कालान्‍्तरमें मराठा राज्यका 
प्रसार होनेपर रघुजी भोंसलेने अपनी जागीरमें नये 
इलाकोंको शामिल .कर लिया । तीसरे पेशवा बालाजी 
बाजी रावके aay बरार भोंसला राज्यका केन्ध बन 
गया । 
द्वितीय भ्रांग्ल-मराठा युद्धमें भोंसला राजा भ्रा रगाँवकी 
लड़ाईमें पराजित हो गया और देवगाँव (दिसम्बर, 
१८०३ ई०)की संधिके अश्रनुसार बरार Haar राजासे 
लेकर पुरस्कार-स्वष्प हैदराबादके निजामको सौंप दिया 
गया। निजाम पहले ही अंग्रेजोंके साथ आ्राश्चित-संधि 
कर चुका था। वह इस बातके लिए Tamas था कि 
अपने राज्यमें ब्रिटिश टुकड़ीके खर्चके लिए वाधिक 
सहायता देगा । किन्तु वर्षों तक निजामने यह धन नहीं 
qa | अन्तमें बकायेके भुगतानके लिए उसने बरारका 
राजस्व जमानतके रूपमें ब्रिटिश भारतीय सरकारको अ्रपित 
कर दिया, किन्तु यह व्यवस्था सनन्‍्तोषजनक तरीकेसे 
नहीं चल सकी | श्रतः १६०२ ई०में निजामने बरारको 
स्थायी पट्टेंपर भारत सरकारको Ate दिया । इस प्रकार 
यह ब्रिटिश भरतका अंग हो गया । 
बरारी घाठकी लड़ाई-£ जनवरी १७६० ई० में छेड़ी 
गयी। यह स्थान दिल्लीसे दस मील उत्तर स्थित है, 
जहाँ अहमदशाह श्रब्दालीने मराठा सेनापति दत्ताजी 
शिन्देको हरा कर मार डाला | लड़ाईमें मराठा सेना भाग 
खड़ी git इस प्रकार अब्दालीके लिए दिल्लीका मार्ग 
खुल गया । मराठोंकी यह हार एक वर्ष बाद पानीपत- 
की तीसरी लड़ाईमें होनेवाली उनकी wader हारका 
पूर्वाभास थी । 
बरीद, अमीर-बीदरके बरीदशाही राज़वंशके प्रवतंक 
कासिम बरीदका पुत्र तथा उत्तराधिकारी, जिसने यह 
शाही उपाधि १५२६ ई० में ग्रहण की । 
बरीदशाही राजवश, (बीदरका )-कासिम बरीदने बहमनी 
राज्यके पाँच शाखाओंमें विभाजित हो जानेके पश्चात्‌ 
१४६२ ई० में इसे चलाया । इस राजवंशने बीदर तथा 
उसके पास-पड़ोसके इलाकोंपर १६१९ fo तक जब 
बीजापुरके gears इसे अ्रपदस्थ कर दिया, शासन किया । 





at3 


वरुआ-बन्स, सर अलेक्जण्डर 45 





बरुआ-अआसामके अहोम राजाओ्रोंका एक पदाधिकारी | 
उनका स्थान फूकनके बाद होता था। मूलरूपमें ऐसे 
लगभग बीस अधिकारी होते थे जो उच्च अहोम परि- 
वारोंमें से चुने जाते थे | वे प्रशासनके विभिन्न विभागों- 
के प्रधान होते थे। बादमें agate इतर प्रजासे भी 
इनकी नियुक्तियाँ होने लगीं। कालान्‍्तरमें धर्म श्रथवा 
जातिका ध्यान किये बिना इस पदपर adie सभी 
व्यक्तियोंकों ‘aren’ कहा जाने लगा | यह पदनाम उन 
सभी लोगोंने ग्रहण कर लिया जिनके gaa कभी इस पद 
पर रहे थे। Maras कुछ मुसलमान परिवारोंकी भी 
उपाधि ‘aaa’ है । 

बर्क, एडमंड-(१७२९-९७ ई०)-इंग्लैण्डका एक प्रमुख 
सार्वजनिक नेता । इसने साहित्यिक एवं राजनीतिक 
क्षेत्रमें विशेष ख्याति प्राप्त sti अपने समयमें ag 
ब्रिटिश era या कंजरवेटीय विचारधाराका मान्य नेता 
था | पालियामेण्टके सदस्यक्री हैसियतसे उसने भारतके 
गवनेर-जनरल alta हेस्टिग्सके विरुद्ध महाभियोग 
घलानेमें प्रमुख भाग लिया और अपनी सहज उदारताका 
परिचय देते हुए सत्तारूढ़ शासनाधिकारियों द्वारा प्रजा- 
के उत्पीड़नपर गहरा क्षोभ प्रकट किया । उसकी मुख्य 
रचनाएं हैं : ‘am कांसिलिएशन विद श्रमेरिका', ea 
रेवलूशन” तथा fe सब्लाइम एण्ड दि ब्यूटीफुल' । 

बर्कनहेंड, लार्ड-(१८७२-१९३०)-बहुत ही सफल 
अंग्रेज वकील और राजनीतिज्ञ । ag पालियामेण्टका 
१६०६ से १६१९ fo तक सदस्य रहा, फिर लार्ड बना 
feat wat) वह १६१५-१६ ई० में एटर्नी जनरल 
और १६१६-२२ में लार्ड चांसलर तथा १६२४-२७ में 
सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया (भारत-मंत्री) नियुक्त 
हुआ। वह उदारवादी (लिबरल) राजनीतिज्ञ था, लेकिन 
१६२७ ई० में साइमन कमीशनमें सभी अंग्रेज सदस्यों 
की नियुक्त करनेपर भारतीयोंने उसकी तीव्र freer की । 
साइमन कमीशनकी नियुक्ति १६९१६ के गवर्नमेण्ट ATs 
इंडिया एकक्‍्टकी कायं-व्यवस्थाकी जाँचके लिए की 
गयी थी। 

बर्ड, आर० एम०-भारत सरकारकी सेवामें नियुक्त एक 
अ्रधिकारी, जो लार्ड विलियम बेण्टिकके शासनकालमें 
पश्चिमोत्तर प्रदेशमें भूमि बन्दोवस्तका मुख्य प्रभारी था | 
उसने इस कामको पूरा करनेमें दस वर्ष (१८३०-४०) 
लगाये और भूमिका प्रद्ध -स्थायी महालवारी बन्दोबस्त 
किया है। लार्ड कार्नवालिसके शासनकालमें बंगालमें 
प्रचलित इस्तमरारी बन्दोबस्तसे यह बिलकुल भिन्न था। 


२७३ 
ad, कनंल-जब १८१६ fo में पेशवा बाजीराव द्वितीयने 
खड़कीमें स्थित ब्रिटिश सेनापर अचानक हमला बोला, 
तब उसके कमाण्डर HAT बने पेशवाकों पूरी तरह 
पराजित कर उसकी. योजनाको विफल कर दिया। 
बरनियर, Raton फ्रांसीसी विद्वान्‌ डाक्टर | भारतमें ag 
१६५६ ई० से १६६८ ई० तक रहा, सारे देशका भ्रमण 
किया और शाहजहाँ तथा श्रौरंगजेबके मध्यवर्ती शासन- 
कालोंमें उसने भारतमें जो कुछ देखा उसका रोचक 
विवरण प्रस्तुत किया है। उसने मुगल .दरबारके प्रमुख 
दरबारी दानिशमन्दकी नौकरी .कर ली थी । वह दिल्ली- 
में उस समय मौजूद था, जब शाहजादा दाराको राज- 
घानीकी सड़कोंपर घुमाया गया । उसके पीछे-पीछे भारी 
भीड़ चल रही थी, जो उसके दुर्भाग्यपर बिलाप कर रही 
थी। फिर भी भीड़मेंसे किसी व्यक्तिको act तलवार 
निकाल कर दाराको छुड़ानेका साहस नहीं हुआ । इस 
प्रकार वर्वियरने विदेशी होनेपर मी सत्ताध।रियोंके सम्मुख 
भारतीय जनताकी निष्क्रिता तथा भअ्रसहायावस्थाको 
लक्षित कर लिया था । 
बनियरने शाहजहाँ तथा भ्रौरंगजेबके रेखाचित्र भी 
प्रस्तुत किये हैं। बंगालकी समृद्धिसि वह बहुत प्रभावित 
हुआ। था, परन्तु जनसाधारणकी निर्धनताने उसे - भ्रत्य- 
far द्रवित भी किया था। दरबारकी शान-शौकत तथा 
विशाल सेनाका खर्च निकालनेके लिए प्रजापर करोंका 
भारी बोझ लाद दिया गया था। इस विशाल सेनाका 
उपयोग जनताको दबाये रखनेके लिए किया जाता था। 
(ato go स्मिथ द्वारा संपादित daca are बनियर) 
aad, जेम्स (१८०१-६२ ई०)-सर अलेक्जेण्डर बन्स॑का 
बड़ा भाई, जो १८२१ Foe भारत AAT और कम्पनीकी 
सेनामें १:४६ तक सर्जन रहा । बह विद्वान्‌ लेखक भी 
था । 'हिस्ट्री आफ़ कच्छ” उसकी रचना है । 
aa, सर अलेक्जण्डर (१८६०५-४१)-कम्पनीकी सैनिक 
सेवामें १६ वर्षकी उम्रमें दाखिल हुआ, फारसी सीखी 
और एक नीतिज्ञक्े रूपमें ख्याति प्राप्ति की । उसे १८३० 
Sot दौत्य क यंके लिए रणजीत सिंहके दरबारमें लाहोर 
और बादमें अफगानिस्तान, बुखारा और फारस भेजा 
गया । ऊपरी तौरपर उसकी यात्राका उद्देश्य व्यावसा- 
यिक घोषित किया गया था, किन्तु वास्तवमें उसे काबुल 
में रूसी एजेंस्टकी गतिविधि जाननेके लिए भेजा गया 
था। भारत लौटनेपर उसने AAT दोस्त मोहम्मदका 
समर्थन करनेकी सलाह दी, किन्तु उसकी रायको ठुकरा 
दिया गया । até लिटन प्रथम द्वारा अपनायी गयी 





24 


Bw 


बर्नो, मेजर हेनरी-बर्मो az 





sane नीतिके परिणाम-स्वरूप द्वितीय अ्फगान-युद्ध 
(दे०) gat aah दौरान aed सर डज्ल्यू. एच. मैंक- 
नाघटनकी अधीनतामें काबुलमें पोलिटिकल एजेन्ट 
नियुक्त किया गया, लेकिन २ नवम्बर, १८४०ई०को 
काबुलमें अफगानोंने बगावत कर दी और बन्सेकी हत्या 
कर दी । इस प्रकार लार्ड लिटनकी श्राक्रमक नीतिका 
दंड बन्सको भुगतना पड़ा । 

बर्नी, मेजर हेनरी-प्रावाके दरबारमें १८३० Got नियुक्त 
होने वाला पहला ब्रिटिश रेजिडेण्ट । 

बर्मा-भारतके पूर्वमें स्थित एक विशाल देश, जिसे पटकोई 
ada saat, घने जगलों तथा बंगालकी खाड़ीने भारतसे 
अलग कर रखा है। ऐसा लगता है, आारम्भिक कालमें 
भारत और anit बीच कोई राजनीतिक सम्बन्ध नहीं 
था, यद्यपि बर्मा उस कालमें भी हिन्दू संस्कृतिसे इतना 
प्रभावित हो चुका था कि इसके नगरोंके नाम जैसे 
अयूधिया अ्रथवा प्रयोध्या संस्कृत नामोंपर रखे जाने लगे 
थे। बादमें amet कालमें बौद्ध धर्म और संस्क्ृतिका 
बर्मामें इतता अधिक प्रसार हुआ कि att भी वहाँक़े 
बहुसंख्यक लोग बौद्ध मतावलम्ब। हैं। मुसलमानोंके 
शासनकालमें aN भारतका सभी प्रकारका सम्पर्क भंग 
हो गया । स्वयं भी वह अनेक छोटे राज्योंमें बेटा होनेसे 
सैनिक-शक्ति-सम्पन्त नहीं था। १७५७ SoH राजा 
अलोम्प्राने नया बर्मी राजवंश चलाया । इस वंशके शासकों 
ने न केवल उत्तरी और दक्षिणी बर्माको राज्यमें मिलाया, 
वरन्‌ उसकी सीमाएं स्थाम, तनासरिम, अराकान तथा 
मणिपुर तक बढ़ा लीं 1 विजयोंसे, विशेषकर १८१६३ ०में 
आ्रासामकी विजयसे, बर्मी राज्यकी सीमा भारतमें बढ़ते 
हुए ब्रिटिश साम्राज्यकी सीमाओ्रोंके सन्निकट श्रा गयी, 
जिससे दोनोंके बीच शक्ति-परीक्षण प्ननिवार्य हो गया । 

फल-स्वरूप तीन क्रमिक बर्मी-युद्ध हुए Ae १८८६ 

इं०में पूरा देश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यके प्रंतर्गत भरा 
गया । किन्तु १६३५ Som भारतीय शासन विधानके 
अंतर्गत बर्माको भारतसे अलग कर दिया गया । १६४७ 
Fo भारत और बर्मा दो स्वाधीन पड़ोसी मित्र राष्ट्र हैं। 

शर्मा-शासनविधान- ब्रिटिश संसदने १६३२ fot पारित 
किया, जिसके द्वारा बर्माकों भारतसे अलग कर दिया 
गया । इसके अनुसार बर्माको उसी प्रकारके श्रधिकार 
प्रदान किये गये जिस प्रकार भारतको १६२१ ई०्के 
शासनविधानके अन्‍्तगंत प्रदान किये गये थे । 

wal युद्ध-कुल तीन हुए । पहला आग्ल-बर्मी युद्ध दो वर्ष 
( १८२४-२६ ई० ) तक चला। इसका कारण बर्मी 


राज्यकी न सीमाझ्रोंका aaa तक फैल जाना तथा 
दक्षिणी बंगालके चटगांव क्षेत्रपर भी बर्मी अधिकारका 
खतरा उत्पन्न हो जाना था | लार्ड एम्हस्टंकी सरकारने, 
जिसने युद्ध घोषित किया था, आरम्भमें युद्धके संचालन- 
में पूर्ण अयोग्यताका प्रदर्शन किया, उधर बर्मी सेनापति 
बंधु लने युद्धेके संचालनमें बड़ी योग्यताका परिचय दिया। 
ब्रिटिश भारतीय सेनाने बर्मी सेनाको आसामसे मार 
भगाया, रंगूनपर चढ़ाई करके उसपर कब्जा कर लिया। 
दोताबूकी age aya परास्त हुआ झौर युद्धभूमिमें 
भ्रकस्मात्‌ गोली लग MAI मारा गया । Ta ATA 
दक्षिणी बर्माकी राजधानी प्रोमपर कब्जा कर बर्मी सर- 
कारको यन्दबूक्री संधि ( १८२६ ) करनेके लिए मजबूर 
कर दिया । 

सधिके श्र॑न्तगंत बमियोंने श्रंग्रेजोंकी एक करोड़ 
रुपया हजनिके रूपमें देना स्वीकार किया, श्रराकान भर 
तेनासरीमके सूबे अ्रंग्रेजोंको सौंप दिये, मणिपुरको स्वा- 
धीन राज्यके रूपमें मान्यता प्रदान कर दी, आसाम, 
wat और _ जयन्तियामें हस्तक्षेप न करनेका वायदा 
किया तथा आवामें ब्रिटिश रेजीडेण्ट रखना स्वीकार 
कर लिया । इसके श्रलावा बरमियोंको एक व्यावसायिक 
afer भी करनी पड़ी, जिसके भ्रन्तगंत अंग्रेजोंको बर्मामें 
वाणिज्य और व्यवसायके श्रनिदिष्ट अ्रधिकार प्राप्त हो 
गये । ; 

यन्दबू सन्धिके श्राधारपर राजनीतिक एवं व्याव- 
साथिक मांगोके फलस्वरूप १८५५२ Foi द्वितीय बर्मी- 
युद्ध छिड़ा | लार्ड डलहौजीने जो उस समय गवर्नर- 
जनरल था, बमके शासकपर संधिकी सभी शर्ते पूरी 
करनेके लिए जोर डाला। बर्मी शासकका कथन था कि 
sae संधिकी wala कहीं ज्यादाकी मांग कर रहे हैं । 
अपनी माँगोंको एक निर्धारित तारीख तक पूरा करानेके 
लिए as डलहौजीने कमोडोर ल॑म्बटंके नेतृत्वमें एक 
जहाजी बेड़ा रंगून भेज दिया | ब्रिटिश नौसेनाके अधि- 
कारीकी तुनुक-मिजाजीके कारण ब्रिटिश फ्रिगेठ भौर 
एक बर्मी जहाजके बीच गोलाबारी हो गयी। लाई 
डलहौजीने तत्काल अ्रल्टीमेटम भेज दिया और एडमिरल 
आस्टेनके नेतृत्वमें ब्रिटिश नोसेनाने दक्षिणी बर्मापर 
आक्रमण कर दिया । रंगून, मतंबान, data, प्रोम AIK 
पेगू पर शीघ्र ही कब्जा हो गया। ars डलहौजी, 
सितम्बुर १८५५२ SoH स्वयं ant पहुंचा । बमीं राजा 
उसकी शर्तोंको स्वीकार करनेके लिए saa नहीं हो 
रहा था । गवनंर-जनरलकी हैसियतसे डलहौजीने तत्काल 


Q-$5 


बलबन, सुल्तान गयासुद्दीन-बलूचिस्तान 





ged बर्मातक बढ़ना विवेकपूर्ण नहीं समझा, श्रतएव 
उसने दक्षिणी बर्माकों भारतमें मिठा लिये जानेकी 
घोषणा कर स्वयं अपनी पहलपर युद्ध बन्द कर दिया। 
aq अथवा दक्षिणी ब्र्मापर कब्जा हो जानेसे बंगालकी 
खाड़ीके समूचे तटपर पंग्रेजोंका नियंत्रण हो गया । 
तृतीय बर्मी-युद्ध ३८ वर्ष बाद १८८५ ई० में 
हुआ । उस समय थिबा ऊपरी बर्माका शासक राजा था 
श्रोर मांडले उसकी राजधानी थी | लार्ड डफरिन भा रतका 
गवर्नर-जनरल था । .बमी शासक जबरदस्ती दक्षिणी बर्मा 
छीन लिये जानेसे कुपित था और मांडले स्थित ब्रिटिश 
रेजिडेण्ट तथा भ्रधिकारियोंको उन मध्ययुगीन शिष्टा- 
चारोंको पूरा करनेमें erage होती थी जो-उन्हे थिबा- 
से मुलाकातके समय पूरी करनी पड़ती थीं। १८५२ ई० 
की पराजयसे पूरी तरह fas हुए थिबाने फ्रांसीसियोंका 
समर्थन और सहयोग प्राप्त करनेका प्रयास शुरू कर 
दिया । उस समय तक फ्रांसीसियोंने कोचीन चीन तथा 
उत्तरी ब्माके पूर्वमें स्थित टेन्किनमें, अपना विशाल 
साम्राज्य कायम कर लिया था। फ्रांसीक्षियोंक साथ 
बमियोंके मेलजोल तथा थिबाकी सरकार द्वारा एक 
अंग्रेज GAT, जो उत्तरी बर्मामें लट्ठेका रोजगार करती 
थी, भारी जुर्माता कर देनेके कारण भारत सरकारने 
१८८५ ई०में तृतीय बर्मी-युद्धका घोषणा कर दी। 
युद्धके लिए अंग्रेजोने तैयारियाँ पूरी तरहसे कर रखी 
थीं, जबकि थिबाकी फ्रांसीसियोसे सहायता प्राप्त करने- 
की भ्राशा मृग-मरीचिका सिद्ध हुई। युद्ध घोषणा & 
नवम्बर १८८५ ई०को की गयी और बीस दिनोंमें ही 
मांडलेपर कब्जा हो गया। राजा थिबा बन्दी बना 
लिया गया, उसे भ्रपदस्थ कर उत्तरों बर्माकों ब्रिटिश 
भारतीय साम्राज्यमें मिला लिया गया और दक्षिणी 
बर्माकों मिलाकर एक नया सूबा बना दिया गया, रंगून- 
को उसकी राजधानी बनाया गया। इस प्रकार ब्रिटिश 
भारतीय साम्राज्य gata act चरम सीमा तक 
प्रसारित हो गया । (सर ए० फेरे, हिस्द्री आएं बर्मा; 
जी० ई० gra, हिस्द्री आफ बर्मा) 
बलबन, सुल्तान गयासुद्दीन-गुलाम वंशका नवाँ सुल्तान 
(१२६६-८७) | बलबन मूलतः सुल्तान इल्तुतमिशका 
तुर्की गुलाम था । भ्रपनी योग्यता और OTH कारण बह 
धीरे-धीरे ऊँचे पदों झर प्रतिष्ठाको प्राप्त करता गया । 
उसकीं gat सुल्तान नसीरउद्दीन (१२४६--६६ ई०)को 
ब्याही थी जिसने उसे अपना मंत्री तथा सहायक तियुक्त 
किया । सुल्तातके सहा यकके VIF बलबन अपने दामादके 


२७५ 
नामपर १२६६ Toh उसकी मृत्यु तक दिल्ली सल्तनतका 
प्रशासन चलाता रहा । उसके बाद वह स्वयं सिंहासनपर 
a गया और सुल्तान गयासुद्दीनकी उपाधि धारण की । 
उसने बड़ी योग्यतासे शासन किया। विद्रोही तुर्की 
अमीरोंको कुचल कर, मेवाती सदृश्य लुटेरोंको कठोर दंड 
देकर, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, जिसमें छोटे-बड़ेके साथ 
कोई भेद भाव नहीं होता था तथा एक बहुत et ara 
कुशल गुप्तचर व्यवस्था संगठित कर, जो उसके राज्यमें 
होनेवाली सभी बातोंसे उसे भ्रवग॒त रखती थी, बलबनने 
राज्यमें शान्ति-व्यवस्था पुनः कायम की । 

बलबर्मा-प्रार्यावतेका एक राजा, जिसका राज्य प्रयागन 
स्तम्भलेखके अनुसार समूद्रगुप्त ( ३३०-८० fo ) ने 
बलंपूर्वक उन्‍्मूलित कर दिया | बलवर्मा अथवा उसके 
राज्यकी अबतक पहचान नहीं हो सकी है | 

बलराम सेठ-जसवंत राव MEAT (१७६८-१५११)का 
मंत्री । जसवंतरावकी मृत्यु हो जानेपर बलराम सेठने 
होल्करकी उपपत्नी (wa) तुलसी बाईका समर्थन किया 
और तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (१८०१७-१८३ ० ) fost 
तक उसे सत्तासीन रखा । उसके बाद दोनों विस्मृतिके 
गर्भमें विलीन हो गये । 

बलहं।रा-संस्कृत शब्द “aoa Hr aa रूपान्तर, जिसका 
प्रयोग श्ररव लेखकोंने मान्यखेट gra मालखेड़के राष्ट्र 
कूट राजाओ्रोंके लिए किया है। यह पदवी कदाचित्‌ राष्ट्र 
कूट राजा श्रमोधवर्ष प्रथमके लिए प्रयुक्त होती थी, 
जिसने लगभग ६२ वर्ष (5१५-७७३६०) तक राज्य 
कियाथा। 

बलि-कर अथवा प्रतिरिक्त भ्रधिभार, यह उपजके छठें हिस्से 
(भाग )के अतिरिक्त लगाया जाता था। ate शासक 
भूमिकरके रूपमें इसे इकट्ठा करते थे । 

बलूचिस्तान-भारतीय उपमहाद्वीपके पश्चिममें किरथर 
aaah उस पार स्थित । भौगोलिक दृष्टिसे यह 
भारतके बाहर है लेकिन राजनीतिक, दृष्टिसे प्रायः 
भारतीय साम्राज्यका भाग रहा है | इसे सिकन्दरने जीता 
था, तदनन्तर सेल्यूकसने चन्द्रगुप्त मौर्य (३२२ ईं०पू०- 
२६८ Fogo) को सौंप दिया और ag मौर्य साम्राज्यका 
श्रंग बत गया । उसके बाद यह काफी लम्बे अर्से तक 
किसी भी भारतीय शासनतन्त्रके sata नहीं रहा । 
१५६५ ईं०में इसे भ्रकबरने जीत कर मुगल साम्राज्यका 
अंग बना लिया। भ्रठारहवीं शताब्दीके oat यह 
अफ़गानिस्ताका झाश्चित राज्य बन गया । 

१८३६ ई०में अ्फ़णानिस्तानपर भाक्रमण HA लिए 


२७६ 

ब्रिटिश भारतीय सेना इस क्षेत्रसे गुजरी, और १८४३ ई० 
तक ag ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यके नियंत्रणमें at rar 
१८४७ SoH इसकी राजधानी क्वेटाको औपचारिक रूपमें 
अंग्रेजोंने अधिकृत कर लिया । १६४७ SoH भारतके 
विभाजनके उपरान्त बलूचिस्तान पश्चिम पाकिस्तानका 
भाग बन गया | 

बलोचपुरकी लड़ाई-१६२३ ई० में जहाँगीरकी शाही 
फौजों और उसके ga शाहजहाँके बीच, जिसने 
बादशाहके विरुद्ध बगावत कर दी थी, हुई। aH शाह- 
जहाँ पराजित हो गया और उसे दक्षिणकी ओर भागना 
पड़ा । 

arate सेन-बंगालके सेन वंशका (१११८-७६ ई०) 
प्रमुख शासक | उसने उत्तरी बंगालपर विजय प्राप्त की 
प्रोर कदाचित्‌ मगधके पालोंके विरुद्ध भी अ्रभियान 
चलाया और बंगालमें पालवंशके शासनका अंत कर 
दिया ag विद्वान्‌ और संस्कृतका ख्यातिप्राप्त लेखक 
था। उसकी दो कृतियाँ-दानसागर और अद्भुत सागर 
aia भी उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा उसने तंगालमें सना- 
तन धर्मंको पुनरुज्जीवित frat) उसे बंगालके ब्राह्मणों 
wie कायस्थोंमें 'कुलीन प्रथा” का प्रवर्तक माना 
जाता है। 

wad (बेसीन)-बम्बईके निकट, भारतका पश्चिमी तट- 
व॒रती' एक बन्दरगाह, जिसपर १६ वीं शत'ब्दीके झआरम्भ- 
में पुतंगालियोंने अधिकार कर लिया । मराठोंने लगभग 
१७७० ईश्में इसे पुनः प्राप्त कर लिया kee इंडिया 
कम्पनी इसको अपने कब्जेंमें करना चाहती थी। इस 
उद्देश्यसे बम्बईकी सरकारने १७७२ ई०में पेशवा नारा- 
यणरावकी मृत्युके उपरान्त मराठोंकी घरेलू राजनीतिमें 
हस्तक्षेप शुरू कर दिया। इस कारण श्रन्तमें प्रथम 
भांग्ल-मराठा युद्ध ( १७७५-८२ ई० )में हुआ, जिसके 
बाद भी वसई पर मराठोंका हो भ्रधिकार- रहा | 

बसईको संधि-दिसम्बर ३१, १८०२ ई०को पेशवा बाजी- 
राव द्वितीय और अंग्रेजोंके बीच हुई, जिसके द्वारा पेशवा- 
ने ईस्ट इंडिया कम्पनीका श्राश्चित होना स्वीकार कर 
लिया । यह एक सामान्य प्रतिरक्षात्मक समझौता था, 
जिसका उद्देश्य भारतमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके इलाकों 
और पेशवाके राज्यक्षेत्रको पारस्परिक सुरक्षा प्रदान 
करना था। कम्पनीने पेशवाके इलाकेमें कमसे कम 
६ बटालियन सैनिक रखने तथा पेशवाकी उसके सभी 
शत्र॒श्रोंसे रक्षा करनेका उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया | 
बदलेमें पेशवाने कम्पनीको २६ लाख रुपयेकी वाषिक 





बलोचपुरकी लड़ाई-बहलोल लोदी 
आाथिक सहायता देना, तथा प्रपनी सेवामें अंग्रजोंके 
शत्तु यूरोपियनोंको न रखना, सूरतसे अपने सारे दावोंको 
छोड़ देना, किसी विदेशी ताकतसे बिना ब्रिटिश सरकार- 
की सलाहके कोई सम्बन्ध न रखना और निजाम तथा 
गायकवाड़से भ्रपने विवादोमें अंग्रेजोंको मध्यस्थ बनाना 
स्वीकार किया | 
इस संधिके तुरन्त बाद ब्रिटिश भारतीय सेनाने 
पेशवा बाजीराव द्वितीयको पूनामें उसकी गद्दीपर पुनः 
प्रतिष्ठित कर feat किन्तु sat संधिका वास्तविक 
परिणाम यह निकला कि पेशवाने अ्रपनी स्वाधीनताके 
साथ ही साथ मराठा सरदारोंकी स्वाधीनताकी भी 
बलि चढ़ा दो । मराठोंने, विशेष कर शिन्दे अर र होल्कर- 
ने इस सधिपर बहुत arate प्रकट किया | उनके विरोध 
तथा स्वयं पेशवा द्वारा इसकी अवहेलना किये जानेके 
परिणामस्वरूप द्वितीय मराठा-युद्ध ( १५०३-५४ ई० में ) 
हुआ और wat मराठोंको ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्वीकार 
करनेके लिए विवश होना पड़ा । 
बहलोल लोह/ी-१४५१ से ८६ई० तक दिल्‍लीका सुल्तान। 
ag लोदी कबीलेका अ्रफगान था, इसलिए लोदी उसका 
उपनाम बन गया । १४५१ SoH जब Gaz राजवंशके 
सुल्तान aaa शाहने दिललीका तख्त छोड़ा, उस समय 
बहलोल लाहौर और सरहिन्दका सूबेदार था। उसने 
अपने वजीर हमीद खॉँकी मददसे faces तख्तपर कब्जा 
कर लिया । वह दिल्‍लीका पहला अफगान सुल्तान था, 
जिसने लोदी राजवंशकी शुरूआत की । बहलोलके सुल्तान 
बननेके समय दिल्‍ली सल्तनत नाम मात्रकी थी | बहलोल 
शूरवीर, युद्धप्रय और महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने 
जौनपुर, मेवात, सम्भल तथा रेवाड़ीपर श्रपनी सत्ता 
फिरसे स्थापित की और दोग्नाबके सरदारोंका दमन किया | 
उसने ग्वालियरपर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार 
उसने दिल्‍ली सल्तनतका पुराना दरबार एक प्रकारसे 
fort कायम कर दिया | वह गरीबोंसे हमदर्दी रखता 
था और विद्वानोंका श्राश्रयदाता था । 
दरबारमें शालीनता और शिष्टाचारके पालनपर जोर 
देकर तथा अमीरोंको अ्नुशासनमें बांध करके उसने 
सुल्तानकी प्रतष्ठाको काफी ऊँचा उठा दिया। उसने 
दोआबके विद्रोही हिन्दुओओंका कठो रताके साथ दमन किया, 
बंगालके सूबेदार तोगरल खाँको हराकर मार डाला: 
श्रौर उसके प्रमुख समर्थकोंको बंगालकी राजधानी लख- 
नौतीके मुख्य बाजारमें फांसीपर लटकवा दिया । उपरांत 
अपने पुत्र बुगरा खांको बंगालका सूबेदार नियुक्त करके 


ON ae 
edt (qa), मारकुइस डि-बहमनी राज्य ओर राजवंश 


यह चेतावनी दे दी कि उसने tafe विद्रोह करनेका 
प्रयास किया तो उसका भी et वही होगा जो तोगरल 
खांका हो चुका है । 
बलबनने TAT ध्यान सल्तनतकी सुरक्षापर केन्द्रित 
किया, जिसके लिए उस समय पश्चिमोत्तर सीमापर 
मंगोलोंस खतरा था। वे किसी भी समय भारतपर 
TBAT कर सवते थे | Ma: बलबनने अपने बड़े लड़के 
मुहम्मद खांको मुल्तानका हाकिम नियुक्त किया wit 
स्वयं भी सीमाके झ्रसपास ही पड़ाव डाल कर रहने TAT | 
उसका डर बेबुनियाद नहीं था। AMAA १२७६ Foe 
भारतपर आक्रमण करनेका प्रयास किया, किन्तु शाह- 
जादा मुहम्मद Gia उन्हें पीछे खदेड़ दिया। १२८४ FoF 
पुनः झ्राक्रमण कर वे मुल्तान तक बढ़ आये, और शाह- 
जादेपर हमला करके उसे मार डाला सुल्तानके लिए, 
जो art बड़े बेटेको बहुत ही प्यार करता था और यह 
उम्मीद लगाये बैठा था कि वह उसका उत्तराधिकारी 
होगा, यह भीषण झ्राधात था । बलबनकी अवस्था उस 
समय प्रस्सी वर्ष हो चुकी थी और पुत्र-शोकमें उसकी 
मृत्यु हो गयी । उसकी गणना feo सबसे शक्तिशाली 
सुल्तानोंमें होती है। (बरनी कृत तारिखे फिरोज शाही) 
बसी (बुसोी), मारकुइस डि-एक प्रमुख फ्रांसीसी सेनापति, 
जिसने कर्नाटकमें हुए आंग्ल-फ्रांसीसी युद्धोमें हिस्सा लिया। 
उसका पूरा नाम चार्ल्स जोसेफ पार्टस्सियर, मारकुइस 
fs बुसी था। १७५१ So F डूप्लेके आदेशानुसार वह 
नये निजाम मुजफ्फरजंगेको पदासीन करने उसकी राज- 
areal औरंगाबाद ले गया । मुजफ्फरजंगकी मृत्युके बाद 
सलावतजंगके गद्दीनशीन होनेपर eet नये निजामका 
परामशेंदाता बना । उसकी सरकारका उसने सात वर्षो 
तक बड़ी कुशलताके साथ संचालन किया। १७५४३ ई० 
में बुसीने निजाम सलावतजंगकों सलाह दी कि वह 
फ्रांसीसी सेताका ad चलानेके लिए, जो निजामके 
शत्रुओंसे उसकी रक्षा करनेके लिए तैनात की गयी थी 
और जिसके आधारपर निजामके दरबारमें फ्रांसीसी 
प्रभुत्व स्थापित हो गया था, उत्तरी सरकारका राजस्व 
उसके सुपुर्दे कर दे। तीसरा भ्रांग्ल-फ्रांसीसी युद्ध 
(१७५६-६३ Fo) शुरू होनेपर १७४८ Fo में वाउण्ट 
fe लाली (दे०) ने axel निजामके दरबारसे वापस 
बुला लिया, जिससे निजामके दरबारमें फ्रांसीसी प्रभुत्व 
सम प्त हो गया | सर भ्रायरकूटके नेतृत्वमें अंग्रेजी सेना- 
ने फ्रांसीसियोंको १७६० ई० में विन्दवासकी लड़ाई (दे०) 
में हरा कर उत्तरी सरकारपर भी कब्जा कर लिया | इस 


२७७ 


लड़ाईमें बुसी बन्दी बता लिया गया । बादमें रिहा होकर 


बह फ्रांस वापस लौट गया । 

१७८३ ई० में उसे अंग्रेजोंके विरुद्ध हैदरअ्नलीकी 
सहायता करनेके लिए पुनः भारत भेजा गया | इस समय 
तक बुत्ती वृद्ध हो चला था और बीमार रहता था। 
उसके आनेके पहले ही हैदरअलीकी मृत्यु हो गयी । ऐसी 
परिस्थितिमें वह घटनाक्रमको प्रभावित नहीं कर सका 
श्र भ्रन्तमें सेवानिवृत्त होकर फ्रांस लौट गया । निजाम 
सलावतजंगके परामशंदाताके रूपमें उसे प्रचुर धन प्राप्त 
हुआ था। उसके MINIT उसने अपना शेष जीवन 
सुखसे बिताया । 

बहुमनी राज्य और राजवंश-दक्षिणमें बहमनी राज्य और 
राजवंशका आरम्भ दिललीके सुल्गन मुहम्मद तुगलक 
(१३२५-५१ fo) के एक अधिकारी हसन (उपनाम 
जफरशाह ) ने १३४७ Fo में किया 1 तुगलकके अत्या- 
चारों और उसकी aaah कारण दक्षिणके मुसल- 
मान अमीरोंने विद्रोह कर दिया । हसनने इस विद्रोहका 
फायदा उठाया औरः वहाँ भ्रपता राज्य स्थापित कर 
लिया । हसन अपनेको फारसके वीर योद्धा बहमनका 
वंशज मानता था, इसीलिए उसका वंश बहमनी कहलाने 
लगा | तख्तपर बठनेके बाद हसनने भ्रलाउद्दीन बहमन 
wen छिताब धारण कर लिया और अपनी राजधानी 
gaat अथवा गुलबर्गमें बनायी। उसने ११ वर्ष 
(१३४७-५८ ई०) शासन किया । उसकी मृत्युके समय 
बहमनी राज्य उत्तरमें पेनगंगासे दक्षिणमें कृष्णा तदीके 
किनारे तक और पश्चिममें गोवासे पूर्वमें भोंगिर तक 
फैल गया था । 

बहमनी राजवंशमें हसनके अतिरिक्त १३ wet सुल्तान 
हुए थे। इनमें मुहम्मद प्रथम (१३५८-७३ Go) मुजा- 
हिंद (१३७३-७७ ई०); दाउद (१३७८ Fo); मुहम्मद 
द्वितीय (१३७८-६७ ई०); ग्यासुददीन (१३६७ ई०); 
शम्सुद्दीन (१३९६७ Fo); फिरोज (१३६७-१४२२ Eo) 
भ्रहमद द्वितीय (१४२२-३५ ई०); श्रला उददीन (१४३५० 
५७ ई०); हमायू (१४५७-६१ ई०); निजाम (१४६१- 
६३ fo); मुहम्मद तृतीय (१४६३-८२) AIT महमूद 
(१४८२-१५१८ Fo) शामिल हैं । 

बहमनी सल्तनतकी भपने पड़ोसी विजयनगरंके हिन्दू 
राज्यसे लगातार aaa चलती रही। विजयनगर 
राज्य उस समय तुगभद्राके दक्षिण और FOU उत्तरी 
क्षेत्रमें फैला हुआ था भोर उसकी पश्चिमी सीमा बह- 
मनी राज्यसे मिली हुईं थी। विजयनगर राज्यके वो 


248 
Re 
मजबूत किले मुगदल ate रायचूर बहमनी सीमाके 
निकट स्थित थे। इन किलोंपर बहमनी सल्तनत wt 
विजयनगर राज्य दोनों दाँत लगाये हुए थे। इन दोनों 
राज्योंमें धर्मका अन्तर भी था। बहमनी राज्य इस्लामी 
झौर विजयनगर राज्य हिन्दू था। बहमनी सल्तनतकी 
स्थापनाके बाद ही इन दोनों राज्योंमें लड़ाइयाँ शुरू हो 
गयीं और वे तबतक चलती रहीं, जबतक बहमनी सल्तनत 
कायम रही | बहमनी सुल्तातों द्वारा पड़ोसी हिन्दू राज्य- 
को नष्ट करनेके सभी प्रयास निष्फल सिद्ध हुए, यद्यपि 
इन युद्धोंमें ग्नेक बार बहमनी सुल्तानोंकी विजय हुईं प्रौर 
रायचूरके Tals पर विजयनगरके राजाश्रोंके मुकाबलेमें 
बहमनी सुल्तानोंका अधिकार अधिक समय तक रहा । 
बहमनी सुल्तानोंमें तख्तके लिए प्रायः रक्तपात होता 
रहा। चार सुल्तानोंको कत्ल कर दिया गया, दो अन्यको 
made जबरन उतार कर अंधा कर दिया गया। १४ 
सुल्तानोंमेंसे केवल पाँच अपनी मौतसे मरे । नवें सुल्तान 
अहमदने राजधानी गुलबगंसे हटाकर बीदर बनायी, जहाँ 
उसने अनेक प्रालीशान इमारतोंका निर्माण कराया | 
बहमनी राज्यकी आबादीमें मुसलमान अल्पसंख्यक थे, 
इलिए सुल्तानोंने राज्यके बाहरके मुसलमानोंकों वहाँ 
आकर बसनेके लिए प्रोत्साहित किया । परिणाम-स्वरूप 
बहुतसे विदेशी मुसलमान वहाँ जाकर बस गये जो 
अधिकतर शिया थे। उनमेंसे बहुतसे लोगोंको राज्यके 
meray पदोंपर नियुक्त frat गया। विदेशी मुसल- 
मानोंके बढते हुए प्रभावसे ईर्ष्यालु होकर दक्खिनी और 
अबीसीनियाई मुसलमान, जो ज्यादातर सुन्नी थे, उनसे 
शत्रुता रखने लगे । दसवें सुल्तान अलाउद्दीन ह्वितीय 
(१४३५-५७ Go) के शासनकालमें दक्खिनी atx 
विदेशी मुसलमानोंके संघर्षने अ्रत्यन्त उग्र रूप ध*रण कर 
लिया । १४८१ ई० में १३ वें सुल्तान मुहम्मद तृतीय- 
के राज्यकालमें मुहम्मद गवाँक़ो फाँसी दे दी गयी जो 
ग्यारहवें सुल्तान हमायूंके समयसे बहमनी सल्तनतका बड़ा 
वजीर था और उसने राज्यकी बड़ी सेवा की थी। मुह- 
ana गवाँकी मौतके बाद बहमनी सल्तनतका पतन शुरू 
हो गया । अगले और आखिरी सुल्तान महमूदके राज्य- 
कालमें बहमनी राज्यके पाँच स्वतन्त्न राज्य बरार, 
Hat, भ्रहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर बन गये, 
जिनके सूबेदारोंने भ्रपनेको स्वतन्त्र सुल्तान घोषित कर 
दिया। इन पाँचों राज्योंने १७ वीं शताब्दी तक अपनी 
स्वतन्त्रता बनाये रखी। तब इन सबको मुगल साम्राज्यमें 
मिला लिया गया । 








बहराम ऐबा-बहाई सम्प्रदाय 
बहमनी सल्तनतसे भारतकों कोई खास फायदा 
नहीं पहुंचा । कुछ बहमनी सुल्तानोंने इस्लामी शिक्षाको 
प्रोत्साहन दिया और राज्यके पूर्वी भागमें सिंचाईका 
प्रबन्ध किया । लेकिन उनकी लड़ाइयों, नरसंहार और 
भ्रागजनीसे १रजाको बहुत नुकसान पहुंचा | इस सल्तनत- 
में साधारण wat दशा, बहुत दयनीय थी, जैसा 
कि रूसी व्यापारी एथानासियस निकितिनने लिखा है, 
जिसने बहमनी राज्यका चार वर्ष (१४७०-७४ Fo) 
तक भ्रमण किया। उसने लिखा है कि भूमिपर जन- 
संख्याका भार अत्यधिक है, जबकि अमीर लोग समृद्धि 
और एंश्वयंका जीवन fans हैं । वे जहाँ कहीं जाते हैं, 
उनके लिए चांदीके पलंग पहलेसे ही रवाना कर दिये 
जाते हैं। उनके साथ बहुतसे घुड़सवार और सिपाही, 
मशालची we गवैये चलते हैं। बहमनी सुल्तानोंने 
गायिलगढ़ और नरनालमें मजबूत किले बनवाये श्रौर 
गुलवर्ग एवं बीदरमें कुछ मस्जिदें भी बनवायीं। बहमनी 
सल्तनतके इतिहाससे प्रकट होता है कि हिन्दू श्राबादीको 
सामूहिक रूपसे जबरन मुसलमान बनानेका सुल्तानोंका 
प्रयास किस प्रकार विफल सिद्ध हुआ । (मीडोज देलर- 
(मैन्युअल आफ इण्डियन fest; किग-हिस्द्री आफ दि 
बहमनी किंगडम्‌ और निकितिन-इण्डिया इन दि फिफ- 
टींथ सेंचुरी ) 
agua ऐबा-उपनाम किशलू खाँ । वह सुल्तान मुहम्मद 
TAF (१३२५-५१ Fo) के Maas eA उच्च, सिन्ध 
sie मुल्तानका नाजिम थां। १३२६ ई० में बहराम 
tart सुल्तानके विरुद्ध उस समय विद्रोह किया जब वह 
देवगिरिमें था । सुल्तानने agit मुल्तानकी site कूच 
किया और बहरामको पराजित करके बंदी बना लिया । 
सुल्तानने उसका सिर काट कर शहरके फाटकपर टंगवा 
दिया जिससे किसीको फिर विद्रोह करनेका साहस न हो। 
बहराम खां-सुत्तान मुहम्मद तुगलकका दूध-भाई | सुल्तानने 
उसे गयासुद्दीन बहादुर शाहके साथ पूर्वी बंगालका 
सूबेदार बनाया। जब गयासुद्दीनने सुल्तानके विरुद्ध 
विद्रोह किया, बहराम खांने उसे पराजित कर मार डाला। 
इसके बाद बहराम पूर्वी बंगालका एकमात्र सूबेदार बन 
गया। १३३६ SoH उसकी मृत्यु हो गयी श्रौर उसके 
बाद ही पूर्वी बंगाल दिल्‍ली सल्तनतसे स्वतंत्रे हो गया । 
बहाई सम्प्रदाय-बहाउल्लाह (१८०१७-६२)के द्वारा प्रव- 
far । Saat जन्म फारस (ईरान)में हुआ था, परन्तु 
शाहके श्रादेशसे उसे देशसे निर्वासित कर दिया गया। इस 
सम्प्रदायके मुख्य सिद्धांत हैं: ईश्वर aaa है, वह केवल 


ate 


बहाउद्दीन गुरशास्प-बहादुर शाह प्रथम 
अपने पंगम्बरों द्वारा अपनेको व्यक्त करता है; इलहाम 
किसी एक युगतक सीमित नहीं है, वह हर युगमें होता 
रहता है; हर हजार वर्षके बाद पैगम्बरोंका जन्म होता 
रहता है; वर्तमान युगके लिए gata आदेश है कि 
समस्त मातन्तवतजातिकों एक मजहब तथा एक विश्व 
व्यवस्था के gaia संगठित कर दो । इस सम्प्रदायका 
सबसे पहला मुखिया उसका संस्थापक बहाउल्लाह था । 
उसके बाद यह पद उसके वशजोंको उत्तराधिका रके SIA 
प्राप्त होता रहा । कट्टर मुसलमान बहाई सम्प्रदायको 
नास्तिकोंका सम्प्रदाय मानते ¢, फिर भी भारत तथा 
पाकिस्तान सहित ४० देशोंमें इस सम्प्रदायके श्रनुयायी 
मिलते हैं। इस संप्रदायकी ae अंग्रेजीमें fe बहाई 
ace’ नामका एक पत्र भी प्रकाशित होता है। 

बहाउद्दीन गुरशास्प-सुल्तान TATRA तुगलक (१३२०- 
२५ doar भांजा। जिस समय सुल्तान मुहम्मद तुगलक 
१३२४५ SoH गद्दीपर बैठा, बहाउद्दीन दक्षिणमें सागरका 
हाकिम था। उसने मृहम्मद तुगलकको दिल्लीका सुल्तान 
माननेसे इन्कार कर इसके विरुद्ध १३२६-२७ Foi 
विद्रोह कर दिया । वह पराजित करके बंदी बना लिया 
गया ate उसी रूपमें दिल्‍ली भिजवा दिया गया, जहाँ 
जीवित दशामें ही उसकी खाल खिंचवा ली गयी wiz 
उसके शवको feet घुमाया गया, ताकि राजद्रोह 
करनेवालोंको चेतावनी मिल जाय 1 

बहादुर पुरकी लड़ाई-फरवरी १६५८ ई ०में दारा शिकोहके 
सबसे बड़े लड़के सुलेमान और बादशाह शाहजहाँके 
दूसरे लड़के शुजाके बीचमें हुई । शुजाने शाहजहाँकी 
बीमारीकी खबर मिलते ही अपनेको बंगालका स्वतंत्र 
शासक घोषित कर दिया । इस लड़ाईमें शहजादा शुजा 
पराजित हुआ और ag बंगाल वापस लौट गया । 

बहादुर शाह-गुजरातका सुल्तान (१५२६-३७ Eo) | 
उसने मालवाके सुल्तानकों पराजित कर उसके राज्यको 
१४३१ ई०में भ्रपने राज्यमें मिला लिया । उसने मेवाड़- 
पर भी चढ़ाई और १५३४ ईं०में चित्तौड़पर कब्जा कर 
लिया । लेकिन एक वर्ष बाद मुगल बादशाह हुमायूँने 
उसे पराजित कर दिया। बहादुर शाहने गोवा भागकर 
प्रपनेको बचाया | कुछ समय बाद As गुजरातसे 
लौट गया और उसके बाद बहादुर शाहने फिरसे AIT 
राज्यपर अधिकार जमा लिया। मुगलोंके श्राक्रमणके 
कारण उसने पुतंगालियोंको बेसीन सौंप कर उनसे सन्धि 
कर ली । जब बहादुर शाहने भ्रपने राज्यपर पूरी तरह 
फिरसे दखल कर लिया तब उसमें और पुतंगालियों में उन्हें 


२७९ 
दी गयी रियायतोंकों लेकर मतभेद Far हो ग्रया, जिन्हें 
दूर करनेके लिए पुर्तगालियोंने बहादुर शाहको पुतंगाली 
गवर्नर नूनो Sto FIT फरवरी १५३७ ई०में उसके 
जहाजपर जाकर मुलाकात करनेपर सहमत कर लिया। 
लेकिन पुततेंगरालियोंने बहादुर शाहको धोखा देकर जहाजसे 
गिरा कर डुबो दिया और उसके साथियोंको मार डाला। 

बहादुर शाह-१ ६वीं शताब्दीके अ्रन्तमें खानदेशका शासक | 
१६०० ई०में बादशाह अ्रकबरने जिस समय असीर गढ़के 
किलेका घेरा डाला, उस समय बहादुर शाहने बडी योग्यतासे 
६ महीने तक किलेकी रक्षा की, लेकिन बादमें बादशाह 
अकबर द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षाका श्राश्वासन पाकर वह 
मुगल GAH STAT सुलहकी बातचीत करनेके लिए राजी 
हो गया । लेकिन श्रकबरने अपने वायदेको तोड़कर 
बहादुर शाहको. नजरबन्द कर लिया और उसे किलेमें 
aaa भ्रादमियोंको प्रात्म-समर्पण करनेका लिखित ग्रादेश 
भेजनेके लिए बाध्य किया । भ्रकबरने इस तरह BAT 
किलेपर कब्जा कर लिया | 

बहादुर शाह प्रथम-दिललीका सातवाँ मुगल बादशाह 
(१७०७-१२ ई०)। वह औरंगजेबका दूसरा लड़का था, 
जो १७०७ इं०में उसके उत्तराधिकारीके रूपमें गद्दीपर 
बैठा । attra मरनेके बाद उत्तराधिकारके युद्धमें 
उसके उस समय दो जीवित भाई-भ्राजम और का मनख्श 
पराजित हुए और मारे गये । शाहजादेके रूपमें बहादुर 
प्रथम ASAT कहलाता था । वह शाह ग्रालमके नामसे 
भी प्रसिद्ध है। तख्तपर बठनेके बाद उसने बहादुर शाह 
का खिताब धारण किया, लेकिन वह अपने पहले नाम 
शाह झालम अथवा आलम शाहके नामसे भी पुकारा 
जाता था । उसके पिताने अपने जीवन कालमें उसके 
साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, कुछ वर्षोतक तो 
उसे पिताकी कंदमें भी रहना पड़ा। कठोर दमनके कारण 
उसका व्यक्तित्व कुंठित हो चुका था और गद्दीपर बैठनेके 
समय संकटकी स्थितिमें मुगल साम्राज्यकी रक्षा करने 
प्रथवा उसे सुदृढ़ बनानेकी क्षमता उसमें नहीं थी । फिर 
भी उसने पांच वर्षके अपने अल्प-कालीन शासनमें मुगल 
साम्राज्यको फिरमें सुदृढ़ बनानेका प्रयास किया। उस 
समय मुगल साम्राज्यको मुख्य रूपसे तीन शत्रुओंसे खतरा 
था; यथा,-राजपूत, मराठा AT सिख। उसने राजपूतोंको 
रियायतें देकर उनसे सुलह कर ली। शम्भूजीके पुत्र साहू- 
को रिहा कर मराठोंकी शत्रुताको मिटानेका प्रयास किया। 
argh महाराष्ट्र लौटनेके बाद मराठोंमें फूट पैदा हो गयी 

- और गृह-युद्ध छिड़ जानेके कारण कुछ समयके लिए वे 





२६८० 
facet मुगल साम्राज्यको परेशान करनेकी स्थितिमें 
नहीं रहे । लेकिन बादशाहने सिखोंके विरुद्ध सख्तीसे 
काम लिया और उनको तथा उनके नेता वीर बन्दा 
वैरागीको पराजित करकेः उन्हें कुछ समयके लिए 
कुचल दिया। लेकिन इसके बाद ही १७१२ fot 
बहादुर शाह प्रथमकी मृत्यु हो गयी । 

बहादुर शाह द्वितीय-दिल्लीका १६ at और अंतिम मुगल 
बादशाह (१८३७-५८ fo) 1 अपने पिता और पूव॑वर्ती 
बादशाह झ्रकबर द्वितीयकी भाँति बहादुर शाह द्वितीय 
भी ईस्ट इंडिया कम्पनीसे पेंशन पाता रहा और अपनी 
स्थितिमें किसी तरहका सुधार नहीं कर पाया । १८५७ 
इं०में सिपाही-विद्रोह शुरू होनेके समय बहादुर शाह sz 
agar वृद्ध था, ale स्वयं निर्णय लेनेकीं क्षमता खो चुका 
था । विद्रोहियोंने उसको arora हिन्दुस्तानका बादशाह 
बनाया। इस कारण अंग्रेज उससे कुपित हो ग्रेये और 
उन्होंने उससे शत्तुवत्‌ व्यवहार किया । सितम्बर १६५७ 
में अंग्रेजोंने दुबारा दिल्‍ली पर कब्जा कर लिया wT 
बहादुर शाह द्वितीयको गिरफ्तार कर उसपर मुकदमा 
चलाया तथा उसे रंगून निर्वासित कर दिया, जहाँ ५७ 
वर्षकी mara १५६२ ई०में उसकी मृत्यु हो गयी। 
जिस दिन बहादुर शाह द्वितीय पकड़ा गया, उसी दिन 
उसके दो बेटों और पोतेकों भी गिरफ्तार करके गोली 
मार दी गयी | इस प्रकार बादशाह भ्रकबरके वंशका 
अंत हो गया । 

बहार खां लोहानी-१६वीं शताब्दीके प्रथम चतुर्थाशमें 
बिहारका स्वतंत्र अफगान शासक । उसने फरीद खाँको 
१५२२ Sok अपनी सेवामें नियुक्त किया, जो बादमें शेर 
शाह के नामसे प्रसिद्ध हुआ | बहार खाँने फरीद खाँ 
को az ater खिताब दिया था, क्योंकि उसने बिना 


किसी हथियारके शेरकों मार डाला था। बहार GET _ 


शेरखाँको श्रपता नायव बनाया और अपने नाबालिग 
लड़के जलाल खाँका उस्ताद भी नियुक्त किया। इस 
प्रकार बहार खाँने शेर खाँके भावी उत्कषंका पथ प्रशस्त 
कर दिया । 

बांगला देश-पहले पूर्वी बंगाल भ्रौर पूर्वी पाकिस्तानके 
नामोंसे विख्यात । इसमें ढाका, राजशाही तथा चटगाँव 
डिवीजनोंके अन्तर्गत १५ जिले हैं । पूर्वी बंगालको 
aS कर्जनने सर्वप्रथम बंगालसे अलग करके पूर्वी बंगाल 
एवं भ्रासामका नया प्रांत बनाया । बंगालकी जनताने 
इसका घोर विरोध किया । बंगालियोंके विचारमें उनकी 
विकासशील राष्ट्रीय भावनाको कुचलनेके faq बंय-भंग 


बहादुर शाह ह्वितीय-बाजबहादुर 
किया गया था। सुरेन्द्रनाथ बनजी के नेतृत्वमें बंग-भंग- 
विरोधी जबर्दस्त आंदोलन शुरू हुआ । जगह-जगह सभाएँ 
आयोजित की गयीं, प्रदर्शन किये गये, अंग्रेजी मालका 
बहिष्कार किया गया ate स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोगको 
प्रोत्साहन प्रदान किया war | जब इन विरोध-प्रदर्शनों- 
का लार्ड कर्जनपर wat पड़ता न दिखाई दिया, तब 
बंगालमें seat आन्दोलन शुरू हो गया। अ्रंग्रेज 
सरकारने एक ओर आंदोलनकारियोंका कठोर दमन 
प्रारम्भ किया, दूसरी ओर उसने मुसलमानोंको हिन्दुओंके 
विरुद्ध भड़काना शुरू किया, क्योंकि पूर्वी बंगालमें 
मुसलमानोंका भारी बहुमत था। ard कर्जनके ब्रिटेन 
वापस चले जानेके बाद १६१२ Lot बंग-भंग रह कर 
दिया गया और पूर्वी बंगालको पश्चिमी बंगालमें पुनः 
मिला कर पूवव॑वत्‌ एक प्रान्त बना दिया गया। 

१६४७ ई०में भारतको स्वाधीनता प्रदान किये जाने- 
पर जब देशका dearer हुआ, तब पूर्वी बंगालकों पुनः 
पश्चिमी बंगालसे प्रलग करके पाकिस्तानका अंग बना 
दिया गया, और उसे “पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा । 
दिसम्बर १६७१ SoH “पूर्वी पाकिस्तान! पाकिस्तानसे 
अलग होकर सार्वभौम प्रभुता-सम्पन्न स्वतंत्न देश बन 
गया और उसका नाम बदलकर «बांगला देश” रख 
दिया गया। 

बांसवाड़ा-राजपूताता और गुजरातकी सीमापर स्थित 
एक राजपूत रियासत, जहाँ उदयपुरके राणाग्रोंकी एक 
शाबाका राज्य था । इसने ईस्ट इंडिया कम्पनीकी अधी- 
नता स्वीकार कर ली और Cals ई०में sift संधि 
द्वारा ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त कर लिया | 

बाघ-मध्य भारतमें ग्वालियरके निकट स्थित यह स्थान 
शैलगृहोंमें उत्कीर्ण भित्ति-चित्रोंके लिए प्रसिद्ध है। ये 
भित्ति-चित्र अजंता शलीके हैं, परन्तु स्थानकी दुगंमताके 
कारण उतने प्रसिद्ध नहीं हैं । 

बाजबहादुर-मालवाक्ा शासक, जो अकबरके सेनापति 
अ्रदहम खाँ और प रमुहम्मदसे १५६१-६२ ई०में परा- 
जित हो गया । बाजबहादुरने शीघ्र ही मालवा पुनः 
प्राप्त कर लिया और मुगलोंके साथ कुछ समय तक 
लड़ाईं जारो रखी, किन्तु eat ga: पराजित हुआ और 
मालवासे भगा दिया गया। उसे कुछ समयके लिए 
भेवाड़के राणाके यहाँ शरण मिली। किन्तु फरवरी 
१५६८ इं०में चितौड़के पतनके पश्चात्‌ उसने बादशाह 
wea आत्म-समर्पण कर दिया। रूपमतीके साथ 
जुड़े हुए उसके प्रेम सम्बन्धने कहानीका रूप ले लिया 





शाजीराव प्रथम-बाजी राव द्वितीय 
है-। वह सुरुचि-पूर्ण व्यक्ति था और उसने मालवाकी 
राजधानी मांडूमें कुछ west इमारतें बनवायीं। बादमें 
बादशाह अ्रकबरकी सेवामें गायकके Vay उसने बड़ी 
ख्याति श्रजित की । 
बाजीराव प्रथम-मराठा राज्यका दूसरा पेशवा ( १७२०- 
४० fo ), जिसकी नियुक्ति उसके पिता बालाजी विश्व- 
mae उत्तराधिकारीके रूपमें राजा साह (दे० ) ने 
की थी । साहुने राजकाजसे अपनेको केरीब-करीब अलग 
कर लिया था और मराठा राज्यक्रे प्रशासतका पूरा 
काम पेशवा बाजीराव प्रथम देखता था। वह महान्‌ 
राजनयक AT योग्य सेनापति था। उसने अपनी दूर- 
दृष्टिसे देख लिया था कि मुगल साम्राज्य fort fart 
होने जा रहा है और उसने महाराष्ट्र aad बाहरके 
हिन्दू राजाओ्रोंकी सहायतासे मुगल साम्राज्यके स्थानपर 
हिन्दू-पद-पादश/ही स्थापित करनेकी योजना बनायी 
थी । इसी उद्देश्यसे उसने मराठा सेनाप्रोंको उत्तर भारत 
भेजा जिससे waters मुगल साम्राज्यकी जड़पर अंतिम 
प्रहार किया जा सक्रे | उसने १७२३ CoH मालवापर 
sar किया और १७२४ ईं०में स्थानीय हिन्दुओंकी 
सहायतासे गुजरात जीत लिया 1 
लेकिन मराठा सरदारोंका एक वर्ग उत्तर भारतमें 
मराठा शक्तिके प्रसारकी इस नीतिका विरोधी था, 
जिसका नेतृत्व सेनापति व्यंम्बक राव दाभाड़े कर रहा 
था | बाजीरावने घबोईके युद्धमें दाभाडेको पराजित कर 
उसका वध कर दिया । १७३१ इईं०में निजामके साथ की 
गयी एक सन्धिके द्वारा पेशवाको उत्तर भारतमें अपनी 
शक्तिका प्रसार करनेकी छूट मिल गयी और दक्षिण 
भारतमें निजामको इसी प्रकारकी we मिल गयी। 
बाजीराव प्रथमका अब महाराष्ट्रमें कोई प्रतिद्वन्द्दी नहीं 
रह गया था और राजा साहुका उसके ऊपर केवल नाम 
मात्रका नियंत्रण ari इन परिस्थितियोंमें बाजीराव 
प्रथमने पेशवा पदको पैतृक उत्तराधिकारीके रूपमें भ्रपने 
परिवारके लिए सुरक्षित कर द्विया और उत्तर भारतमें 
मराठा शक्तिके प्रसार की अपनी योजनाझ्रोंको फिरसे 
आगे बढ़ाया । उसने ATA राजपूत राजा और बुन्देलों- 
से गठबंधन कर लिया । १७३७ ईं०में उसकी विजयी 
सेनाएँ facts पास पहुँच गयीं। मुगल बादशाह 
मुहम्मदशाह (१७१६-४८ Fo) ने घबड़ा कर हैदराबाद- 
के निजामको बुलाया जिसने मराठोंसे की गयी १७३१ Fo 
वाली संधिका उल्लंघन कर बाजीराव प्रथमका बढ़ाव 
रोकनेके लिए aad सेना उत्तर भारतमें भेज दी। 





२८१ 
पेशवाने निजामकी ara भोपालके निकट युद्धमें परा- 
जित कर दिया और उसे फिर afer करनेको मजबूर 
किया, जिसके द्वारा मराठोंको केवल मालवाका क्षेत्र ही 
नहीं, वरन नर्मदा और चम्बलके बीचका क्षेत्र भी मिल 
गया। इस सन्धिकी पुष्टि मुगल बादशाहने की और 
हिन्दुस्तानके बड़े हिस्से पर मराठोंक ग्राधिपत्य हो गया। 

१७३६ Foe बाजीराव प्रथमने पुर्तगालियोंसे साध्ठी 
और बसईका इलाका छीन लिया | लेकिन बाजीराव 
प्रथमको अनेक मराठा सरदारोंके विरोधका सामता करना 
पड़ रहा था; विशेषरूपसे उन सरदारोंका जो क्षत्रिय थे 
और ब्राह्मण पेशवाकी शक्ति बढ़नेसे ईर्ष्या करते थे । 
बाजीराव प्रथमने पुश्तेनी मराठा सरदारोंकी शक्तित कम 
करनेके लिए अपने समथेकोंमेंसे नये सरदार नियुक्त किये 
और उन्हें मराठों द्वारा विजित नये क्षेत्रोंका शासक 
नियुक्त fears इस प्रकार मराठा मंडलकी स्थापना 
हुई जिसमें ग्वालियरके fark, बड़ोदाके गायकवाड़, 
wakes होल्कर और नागपुरके भोंसला शासक शामिल 
थे । इन aah भ्रधिकारमें काफी विस्तृत क्षेत्र था। इन 
लोगोंने बाजीराव प्रथमका समर्थन कर- मराठा शक्तिके 
प्रसारमें सहयोग दिया । लेकिन इनके द्वारा जिस aa: 
न्तवादी व्यवस्थाका बीजारोपण हुआ, उसके फलस्वरूप 
प्रस्तमें मराठोंकी शक्ति छिन्‍्त-भिन्‍न हो गयी। यदि 
बाजीराव प्रथम कुछ समय और जीवित रहता तो 
सम्भव था कि वह इसे रोकनेके लिए कुछ उपाय करता। 
लेकिन १८४० ई०में उसकी ४२ वर्षकी भायूुमें मृत्यु हो 
गयी, जिससे हिन्दू-पद-पादशाहीकी स्थापनाके लक्ष्यको 
गहरी क्षति पहुँची । (डफ ग्रांट-हिस्द्री आफ सराठाज; 
एच० एन० सिन्हा-राइज आफ दि पेशवाज ) 

बाजीराव द्वितीय-प्राठवाँ और अन्तिम पेशवा ( १७६६- 
१८१८ )। वह राघोबाका पुत्र था, उसने प्रंग्रेजोंकी 
सहायतासे पेशवाका पद प्राप्त किया और उसके लिए 
कई मराठो क्षेत्र अंग्रजोंको दे दिये। बाजीराव fede 
स्वार्थी' और अ्रयोग्य शासक था तथा महत्वाकांक्षी होनेके 
कारण अपने प्रधान मंत्री नाना फडनवीससे ईर्ष्या करता 
atl नाना फडनवीसकी मृत्यु १८०० ई०में हो गयी 
और बाजीराव सत्ता खुद संभालनेके लिए आतुर हो 
उठा । लेकिन वह सैनिक गुणोसे रहित और व्यक्तिगत 
रूपसे कायर था और समझता था कि केवल छल-कपटसे 
अपने लक्ष्यको प्राप्त किया जा सकता है। नाना फड़न- 
वीसकी मृत्युके बाद उसके रिक्त पदके लिए दौलतराव 
fr aie जसवन्तराव होल्करमें प्रतिद्वन्द्विता शुरू हो 


2.98 9० 


रघरे 


घाण-बाबर 








गयी । बाजीराव fetta छल कपटसे इन दोनोंको अपने 
नियंत्रणमें रखना चाहता था, जिससे मामला और उलझ 
गया। fart ate होल्करने पेशवाको अपने नियंत्रणमें 
लेनेके लिए पूनाके फाटकोंके बाहर युद्ध शुरू कर दिया। 
बाजीराव द्वितीयने शिन्देका साथ दिया लेकिन होल्कर- 
की सेनाने उन दोनोंकी संयुक्त सेनाओंको पराजित कर 
दिया । 

भयभीत tear बाजीराव द्वितीयने १८०१ fot 
बसई भागकर भअंंग्रेजोंकी शरण ली और वहीं CH HASH 
जहाजपर बसईकी सन्धि ( ३१ दिसम्बर, १८०२ ) पर 
हस्ताक्ष र कर दिये। इसके द्वारा उसने ईस्ट इडिया कम्पनी- 
का आश्रित होना स्वीकार कर frat अ्रंग्रेश्ञेंने बाजी- 
राव द्वितीयको राजधानी पूनामें पुनः सत्तासीन करनेका 
वचन दिया और पेशवाकी रक्षाके लिए उसने राज्यमें 
पर्याप्त सेना रखनेकी जिम्मेदारी ली। इसके बदलेमें 
पेशवाने कम्पनीकों इतना मराठी इलाका देना स्वीकार 
कर लिया जिससे कम्पनीकी सेनाका खर्च निकल ard | 
उसने यह भी वायदा किया कि वह aaa यहाँ अंग्रेजोंसे 
शत्रुता रखनेवाले aq यूरोपीय देशके लोगोंको नौकरी 
पर नहीं रखेगा। इस प्रकार बाजीराव द्वितीयने अपनी 
रक्षाके लिए श्रंग्रेजोंके हाथ भ्रगनी स्वतंत्नता बेच दी । 
मराठा सरदारोंने बसइंकी सन्धिके प्रति रोष प्रकट किया, 
क्योंकि उन्हें लगा कि पेशवाने अपनी कायरताके कारण 
उन सभीकी स्वतंत्रता बेच दी है। भ्रतः उन लोगोंने इस 
आ्रापत्तिजनक सन्धिको खत्म करानेके लिए युद्धकी तैयारी- 
की । परिणाम-स्वरूप द्वितीय श्रांग्ल-मराठा युद्ध (दे०) 
(१८०३-६ ई०) gar, जिसमें अंग्रेजोंकी जीत हुईं और 
मराठा क्षेत्नोंपर उनकी प्रभु-सत्ता स्थापित हो गयी । 

पेशवा बाजीराव द्वितीयने शीघ्र सिद्ध कर दिया कि 
वह केवल कायर ही नहीं, वरन्‌ विश्वासघाती भी है । 
वह अंग्रेजोंके साथ हुईं सन्धिके प्रति भी सच्चा साबित 
नहीं gar । संधिके द्वारा लगाये गये प्रतिजन्ध उसे रुचि- 
कर नहीं थे । उसने मराठा सरदारोंमें व्याप्त रोष और 
असन्‍्तोषसे फायदा saree sails विरुद्ध दुबारा 
मराठोंको. संगठित किया । नवम्बर १८१७में बाजीराव 
द्वितीयके नेतृत्वमें संगठित मरांठा सेनाने पूनाकी अ्रंग्रेजी 
रेजीडेन्सीको लूट कर जला दिया और खड़की स्थित अंग्रेजी 
सेनापर हमला कर दिया, लेकिन वह पराजित हो गया। 
तदनन्तर वह दो Ate लड़ाइयों-जनवरी १८१६ में AT 
गाँव और एक महीने बाद भ्राष्टीकी लड़ाई-में पराजित 
हुआ । उसने भागनेकी कोशिश की, लेकिन ३ जून 


१८१८ Sol उसे अंग्रेजोंके सामने आत्म-समपण करना 
पड़ा | अंग्रेजोंने इसबार पेशवाका पद ही समाप्त कर 
दिया श्र बाजीराव द्वितीश्को अ्रपदस्थ करके बंदीके 
रूपमें कानपुरके निकट बिदूर भेज दिया, जहाँ १८५३ 
Soh उसकी मृत्यु हो गयी । मराठोंकी स्वतंत्नता नष्ट 
करनेके लिए वह सबसे प्रधिक जिम्मेदार था । 
बाण-थानेश्वर श्रौर कन्नौजके पुष्यभूति-वंशज राजा ed 
वर्धन ( ६०६-४७ fo )का दग्बारी कवि। उसकी 
रचना हष-चरित'में जो लगभग ६२० Tot लिखी गयी, 
ast शासन-कालके श्रारभिक वर्षोका विवरण मिलता 
है। उसकी दूसरी रचना कादम्बरी' संस्कृत गद्य साहित्य- 
का प्रसिद्ध गौरवपूर्ण ग्रंथ है । 
बादरायण-न्राह्मण ग्रन्थोंके बाद सूत्र-कालके प्रसिद्ध मनीषी 
Mit लेखक। TAS 'ब्रह्मधूत्रके marae शंकराचार्यने 
भ्रद्देतवादी (एकेश्वरवाद) वेदान्त दर्शनकी स्थापना की। 
बादल-मेवाड़का वीर राजपूत योद्धा, जिसका नाम दूसरे 
वीर योद्धा गोराके साथ जुड़ गया है। बादल Ae गो रा- 
ने थोड़ेसे राजपूत संनिकोंके साथ सुल्तान अ्रलाउद्दीन 
खिलजीकी बहुत बड़ी सेनाका बहादुरीसे मुकाबला किया, 
जिसने चित्तौड़पर area किया था । श्रन्तमें बादलने 
युद्ध क्षेत्रमें वीरणगति पायी और सुल्तानकी सेना चित्तौड़ - 
पर चढ़ गयी । चित्तौड़ किलेमें राजपूत महिलाएँ रानी 
पद्मनीके साथ जल कर सती हो गयीं, मुसलमान सैनिक 
उनका स्पर्श न.कर सके । पद्मिनीक सुन्दरतासे श्राकृष्ट 
होकर हो अलाउद्दीनने चित्तौड़पर श्राक्रमण किया था | 
बादशाहनामा-इस ऐतिहासिक ग्रंथमें औरंगजबके राज्यका 
अधिकृत विवरण मिलता है, जिसे अब्दुल हमीदने 
लिखा था। 
बादासी-बीजापुर जिलेके वातापी नामक प्राचीन नगरका 
भ्राधुनिक नाम । यह चालुक्य राजाश्रोंकी राजधानी था। 
यहाँ maa गुप्त मन्दिर तथा पाषाण मन्दिर हैं, जो 
अपनी वास्तुशली तथा भव्य मू'तयोंके लिए प्रसिद्ध हैं । 
बापा-चित्तौड़के प्रसिद्ध गुहिलोत राजवंशका sada 
इसी वंशमें राणा संग्राम सिंह तथा राणाप्रताप सिंह 
सहित मेवाड़के श्रनेक प्रसिद्ध शूर-बीर शासक हुए हैं। 
बाबर-दिल्लीका प्रथम मुगल बादशाह (१५२६-३० ई०)। 
उसका पितृकुल तैमूर जो तैमूरलंगके नामसे प्रसिद्ध है, 
ak maga चंगेज खाँसे सम्बन्धित था | बाबरका जन्म 
१४८३ ई० में हुआ । ११ वर्षकी उम्रमें ही वह फरगना 
में भ्रपने पिताकी छोटी-सी जागीरका मालिक बना। 
फरगना wa चीनी तुकिस्तानमें है। भ्रारम्भमें बाबरको 


आम्ब-बर्मा ट्रॉंडिग कार्पोरेशन-बायजीव 


Rsk 





प्रनेक कष्ट झेलने पड़े, लेकिन वह महत्त्वाकांक्षी और 
साहसी था। यद्यपि वह फरगनासे शीघ्र ही निकाल 
दिया गया, लेकित १५०४ ईं० में काबुलपर अ्रधिकार 
जमानेमें सफल हो गया। उस समय उसकी उम्र केवल 
२१ वर्षकी थी | इसके बाद बाबरने समरकंद जीतनेका 
निष्फल प्रयास किया, जो उसके gas तैमूरकी राजधानी 
रह चुका था। इमके बाद उसने वहांसे दक्षिण पूर्वकी 
ओर भारतमें अपना भाग्य झ्राजमानेका निश्चय किया | 
उस समय भारतकी राजनीतिक स्थिति उसके मंसूबोंको 
पूरा करनेकी दृष्टिसे apa थी.। दिललीकी सल्तनत 
विघटनकी और थी, दक्षिण भारत feet waa हो 
चुका था। उत्तरमें कश्मीर, मालवा, गुजरात और बंगाल 
व्यावहारिक रूपसे विभिन्‍न अ्रफगान सुल्तानोंके afta 
स्वतंत्न राज्य बन गये थे। राजपूतानेके क्षत्रिय शासक 
भी ema हो गये थे ak मेवाड़ का राणा संग्राम 
सिंह उत्तर भारतमें फिरसे हिन्दू राज्य स्थापित करनेका 
स्वप्न देख रहा था। पंजाब दोलत खाँ नामके विद्रोही 
प्रमीरके भ्राधिपत्यमें था श्रौर इब्नाहीम लोदी (१५१५४- 
२६ ई०) के तख्तके लिए स्वयं उसका चाचा आलमखाँ 
दावेदार था। इस प्रकार बाबरके श्राक्रमणके समय 
भारतमें कोई शक्तिशाली केन्द्रीय सत्ता नहीं रह गयी 
थी। उस समय अनेक छोटे-छोटे राज्य वर्तमान थे जो 
प्रापसमें लड़ते रहते थे और उनकी इस आंतरिक Beer 
बाबरको बहुत मदद मिली । 

दौलत खाँ और आलम खाँने तो इस उम्मीदमें बाबर- 
को भारतपर श्राक्रमण करनेका eater दिया कि वह 
तैमूरकी भांति दिल्लीकी सल्तनतको धाराशायी कर वापस 
चला जायगा और feces तख्तपर इनमेंसे कोई अपना 
अधिकार जमा लेगा 1 इस पृष्ठभूमिमें बाबर १५२४ go 
में पंजाबमें दाखिल हुआ भौर लाहौरपर अभ्रधिकार कर 
लिया। इसके बाद उसने भारतमें रुकनेका इरादा 
जाहिर किया । इससे दौलत af wk भ्रालम खांकी 
आशाझोंपर पानी फिर गया और उन्होंने उसका साथ 
छोड़ fear) इस प्रकार श्रकेला पड़ जानेपर बाबरकों 
काबुल लौटना पड़ा, लेकिन अगले वर्ष वह बहुत बड़ी 
सेना लेकर फिर भारत at धमका। उसने दौलत खाँका 
दमन किया और २१ अप्रैल १५२६ Fo को पानीपतकी 
पहली लड़ाईमें सुल्तान इब्नाहीम लोदीको परास्त कर 
उसे मार डाला । इस विजयके बाद बाबर fast और 
TTT शासक बन गया । उसके भ्रधिकारकों भारतके 
विभिन्‍न भागोंके श्रफगान सरदार अथवा मेवाड़के राणा- 


संग्राम सिंह माननेको तैयार नहीं थे । लेकिन राजपूतों 
और श्रफगानोंने एकसाथ इसका प्रतिरोध नहीं किया 
भौर बाबरको उनसे अलग-अलग निपटनेका मौका मिल 
गया । 
बाबरने राणाको १६ मार्च १५२७ fo को थानवाके 
युद्धमें परास्त किया । इसके बाद उसने यमुना नदी पार 
कर चन्देरीके किलेकों सर कर लिया | इस प्रकार उसने 
राजपूतोंके प्रतिरोधको प्रभावशाली ढंगसे कुचल दिया। 
दो ad बाद बाबरने बंगाल और बिहारके श्रफगान सर- 
दारोंको (६ मई १५२६ fo को ) घाघराके युद्धमें 
पराजित कर fear यह लड़ाई पटनाके निकट घाघरा 
और गंगाके संगमके पास हुईं थी । इन तीन लड़ाइयोंको 
जीतनेके बाद बाबर श्रफगानिस्तानसे बंगालकी सीमा 
तक और (मालयसे ग्वालियर तकके क्षेत्रका शासक हो 
TAT इस प्रकार बाबरने भारतमें मुगल साम्राज्यकी 
स्थापना की। लेकिन alter ही २६ दिसम्बर १५३० Fo को 
बाबरकी मृत्यु हो गयी भ्रौर उसे इतना समय नहीं मिला 
कि वह भ्रपने साम्राज्यकी शासन-व्यवस्थाकों सुधार कर 
उसे मजबूत बना सकता, जैसा कि बादमें उसके vat 
WHAT (१५५६-१६०४ Go) ने किया । 
बाबर केवल कुशल योद्धा ही नहीं था जिसने दिल्ली 

पर श्रधिकार कर अ्रपना साम्राज्य स्थापित किया, वरन्‌ 
वह साहित्य-प्रेमी भी था, जैसा कि उसके संस्मरणोंसे 
सिद्ध होता है जो gaat तुर्की भाषामें लिखे श्रौर जिनका 
बादमें भ्रकबरके भ्रादेशसे फ[रसीमें भ्रनुवाद कराया गया। 
(लेन और मूल कृत बाबर”) 

बास्बे-वर्मा ट्रेंडिंग कार्पोरेशन-एक अंग्रेजी व्यापारी कम्पनी, 
जो उत्तरी आसाममें लट्झोंका रोजगार करती थी। 
१८८४ ई ० में बर्माकी सरकारने, जो उस समय राजा 
थिबा द्वारा शासित थी, कम्पनीके ऊपर विभिन्‍न ग्रभि- 
योगोंमें २३२०,००० पौंडका जुर्माना कर दिया। बर्मा 
site भारतकी ब्रिटिश सरकारके सम्बन्ध पहलेसे ही 
तनावपूर्ण थे । भारत सरकारकी इस माँगकों कि इस 
मामलेको वाइसरायकी मध्यस्थताके लिए सौंप दिया 
जाना चाहिए, बर्मा सरकार द्वारा ठुकरा देना तृतीय 
बर्मी युद्ध (१८५५-८६ fo) का प्रत्यक्ष कारण बन गया 
जिसके फलस्वरूप उत्तरी ant अ्रंग्रेजोंके कब्जेमें ar 
गया था। 

वायजीद-बंगालके शासक सुलेमान करनानी (१५६६- 
७२ ko) का पुत्र जो प्रपने पिताका उत्तराधिकारी 
बना | किन्तु after ही बंगालपर मुगल बादशाह भ्रकबर- 


28५ 
र्घ४ 


का कब्जा हो गया और वह उड़ीसा भाग गया, जहाँ 
उसकी मृत्यु हो गयी | 

बायजीद शाह-बंगाल (१४१२-१४ ई०) का नाममात्रका 
शासक, जिसे कदाचित्‌ राजा गणेशने अ्रपदस्थ कर दिया 
था। 

बारकर, सर राब्ट-वारेन हेस्टिगूसके शासनकालमें ईस्ट 
इंडिया कम्पनीकी Ray at और बादमें तरक्की कर 
प्रधान सेतापति वन गया । उसकी उपस्थितिमें १७ जून 
१७७२ ई०को अवधके नवाब झयुजाउद्दौला और रुहेलोंके 
नता हफीज रहमंत ate बीच सन्धिपर हस्ताक्षर हुए 
थे। इस सन्धिमें यह उल्लिखित था कि यदि मराठे 
रुहेलखंड पर आक्रमण करते हैं तो अवधका नवाब 
मराठोंकों निष्कासित करनेमें रढ्ेेलोंकी सहायता करेगा 
और बदलेमें रुहेले उते चालीस लाख रुपया देंगे। 
रावर्ट बाग्कर संधिपर हस्ताक्षर होनेका केवल साक्षी 
था, उसने कम्पनी अ्रथव्रा वारेन हेस्टिग्सकी तरफसे 
संधिक्रे क्रिपान्वयनके सम्बन्धमें कोई आश्वासन नहीं 
दिया था। बादमें संधिका उल्लंघन होनेपर भ्रंग्रेजोंको उसे 
लागू wrk foo रुहेलखंडमें अपनी सेता भेजनो पड़ी । 

बारटोली, एफ०-एक ( जेशुयिट ) पादरी और लेखक, 
जो WHAT बादशाह ( १५५६-१६०५ Fo )के शासन- 
कालमें भारत war और उसने यहाँ जो कुछ देखा, 
उसका वृतान्त लिख छोड़ा | दीन-इलाही धर्मके सम्बन्ध- 
में जिसका प्रवर्तत अकबरने किया था, उसके विचार बड़े 
ही रोचक हैं । उसके अनुसार इस नये धर्ममें मुहम्मद 
साहबकी कुरान ब्राह्मगोंके धर्म ग्रंथों और कुछ हृदतक 
बाइबिलकों उन बातोंको ग्रहण किया गया था, जिनसे 
बादशाहके धार्मिक एकीकरण संबंधी उद्देश्योंकों पूर्ति 
होतो थो । 

बारथेमा, Uso डि०-एक विदेशी यात्री जो १५०३ और 
१५०८ ई०के बीच भारत आया तथा गुजरातसे बंगाल 
तक भ्रमण करता रहा । उसने बंगालमें निर्मित qe ss 
की उत्कृष्टताक़ी बहुत प्रशंसा करी है। उसके विचारमें 
बंगाल कपास, चीनी, अनाज तथा हर प्रकारके गोश्तके 
लिए संसारका सबसे सम्पन्न देश था। 

बारनेट, कमाडोर कुटिस-१७४० ई०में आस्ट्रियाई उत्तरा- 
घिकारका युद्ध छिड़नेके समय ईस्ट इंडिया कम्पनंके 

aa बेडेका कमांडर । उसने हिन्द महासागर स्थित 

फ्रांसीसो जहाजों पर कब्जा कर लिया। लेकित लाबोर- 
दोनेके नेतृत्वमें फ्रांसोसी बेड़ेके मद्रास पहुंचने पर बा रनेटं- 
हे उसका मुकाबला नहों किया भोर वह Basa तरफ 


बायजीद शाह-बार्लो, सर TT 

रवाना हो गया । वारनेटको इस निष्क्रियताके फलस्वरूप 
फ्रांसासियोंक मद्रास पर घेरा डालकर कब्जा करनेका 
मौका मिल गया । 

बारबक शाह-बंगालके स्वतंत्र सुल्तान H.C उद्दीन महमूद- 
का पुत्र ( १४४२-६० ) | उसका मूल नाम सरुकुनु- 
द्वीन था, जिसने बंगाल पर १४६० से ७४ fo तक (१४ 
वर्ष शासन क्रिया। उसको राजसत्ताके आधार-स्तम्भ 
हब्शी ( अ्रबस.नियाई ) गुलाम थे, जितमेंसे कुछकरो 
उसने ऊँचे weal पर नियुक्त कर रखा था। वह बुद्धि- 
मान्‌ शासक था और प्रशासतका संचालन TTT 
( इस्लामी कानून ) के अनुसार करता था । 

बारबक शाह-मूल रूपसे बंगालके नवाब जलालउद्दीन 
फतहशाह ( १४८१-८६ )का एक हब्शी ( अबीसो- 
नियाई ) गुलाम | उसने जलालउद् नके विरुद्ध बगावत 
की और wags: श्रर्ब.सं.नियाई गुलामोका सरगना 
बनकर अपने मालिकको मार डाला और स्वयं १४८६ 
इं०में बारबक शाह अर सुल्तात शाहजादाके नामसे 
aga बंठा । लेकिन इन्दिल खाँ नामक दूसरे अबं.सी- 
निय्राई गुलामने शी प्र हो उसको हत्या कर गद्दोपर खुद 
कब्जा कर लिया । 

बारबक शाह-सुल्तान बहलोल लोदी (दे०)का बड़ा aI 
१४८६ doe सुल्तानने उसे adage राज प्रतिनिधि 
नियुक्त किया । १४८६ इं०में पिताकी मृत्यु हो जानेपर 
छोटे भाई सिकन्दर AA उसकी उपेक्षा कर दिल्लीके 
तब्तपर अधिकार कर लिया । सिकन्दर लोदीने तीन 
वर्ष बाद उसे जौनपुरसे भी निकाल दिया जहाँ वह 
स्वतन्त्र होकर 'शासन करनेका प्रयास कर रहा था । 

aaa रिचर्ड-बंगालमें १७५८ oR Fez इंडिया कंपनी- 
को सेवामें नियुक्त। १७७३ FoF Vier ऐक्टके 
अनुसार वह गवनंर-जनरलको कौंमिलका सदस्प्र नियुक्त 
हुआ । ag कौंसिलके अन्य aceite विरुद्ध वारेन 
हेस्टिग्सका समर्थक था । हेस्टिग्स जब्रतक गवर्नर-जनरल 
रहा, वह बराबर उसके प्रशासनका समर्थक बना रहा | 

बालों, सर जाज-ईस्ट इंडिया कम्पनोंकी सेवाके लिए 
भारत आया | ATS वेलेजली (१७९५-१८०५ ई०)के 
प्रशासनकालमें पदान्तति कर ag कौंसिलका सदस्य बन 
गया। Waal १८०५ FoF लाई कानंवालिसकी 
मृत्यके समय उसे कौंसिलका वरिष्ठ सदस्य होनेके नाते 
कार्यकारी गवर्नर-जनरल नियुक्त कर व्या गया । उस 
पदपर वह १५०७ ३६० तक रहा | ag HIT पूर्वाधिकारी 
are कार्नवालिस द्वारा अपनाय। गयी स्‍हस्तक्षेपकी नीतिका 





2५6 

आलपृत्रदेव-बालाजी बाजीराव 
अनुगामी बना रहा | इसके परिणामस्वरूप उसने राजपूत 
राजाओंको मराठोंको दयापर छोड़ दिया, जिन्होंने राज- 
पूतानापर आक्रमण कर मनमानो लू?-खसोट की । इससे 
कम्पनो सरकारकी प्रतिष्ठा बहुत fat ग्यी । उसके 
प्रशासन-कालमें बेल्लोरमें सियाहियोंने विद्रोह कर fear 
जिसे सछ्तीके साथ दबा दिया गया । saat अहस्तक्षेपको 
नीतिते खर्चमें कमो हुई और वाधिक बचत होने लगी । 
इससे कम्पर्तीके डाइरेक्टर तो aT हुए किन्तु उसकी 
gaat नीतियोंसे भारत तथा इंग्लैंडके अंग्रेज इतने नाराज 
हुए कि गवर्न-जनरलके पदपर उसकी नियुक्तिको 
पुष्टि नहीं की गयी और as मिण्टो प्रथमक। उसके 
स्थान पर भेज दिया गया। 

बालपुत्नदेव-छुवर्णद्वीपके शैलेन्द्र वंशका एक राजा, जिसने 
नालन्दामें एक बिहार बनवाया और oe तथा बंगाल- 
के राजा देवपाल ( ६५३६-७८ Fo )के पास राजदूत 
भेज कर प्रार्थना की कि नालन्दा स्थित fers ads 
लिए पांच गाँव प्रदान कर दिये जाये | 

बाल श्री रानी-सातवाहन नरेश गौतमीपुत्न ( १०२ ३६०) 
की माता । रानी बालश्रीने नासिकमें एक शिलालेख 
उत्कीर्ण कराया था, जिसपर उसके aera गौतमीपुत्र- 
की विजयोंका उल्लेख है। 

: बालाजी बाजीराब-तृतीव पेशवा ( १७४०-६१ ई० )। 
अपने पिता बाजीराव प्रथमके उत्तराधिकारीके wait 
१७४० ई०में पेशवा बना । उसके पदारूढ़ ZAR समय 
मुगल स|म्राज्यके स्थानपर हिन्दू राज्यकी स्थापनाके 
लिए स्थिति aga, अनुकूल थी। भारतपर बाहरी 
आक्रमण हो रहे थे और १७३६ ई०में नादिरशाह द्वारा 
fac निर्दयतापूर्वक्क उजाड़ी जा चुकी थी। मुगल 
साम्राज्यवी साख इतनी ज्यादा इससे पहले कभी नहीं 
गिरी थो। उपरांत अहमदशाह श्रब्दालीके बारबारके 
हमलोंसे वह और भी कमजोर हो गया। अहमदशाह 
अ्ब्दालीने पंजाबपर कब्जः कर लिया, दिल्‍्लीको लूटा 
और अपने प्र तिनिधिके रूपमें नाजीबुद्दोलाको रख दिया, 
जो मुगल बादशाहके ऊपर व्यावहारिक रूपमें हुकुमत 
करने लगा । इस प्रकार यह प्रकट था कि भारतके 
हिन्दुओमें यदि एकता स्थापित हा सके तो वे मुगल- 
साम्राज्यको समाप्त करनेमें समर्थ हो सकते हैं। इसपर 
भी पेशवा बालाजी बाजीराव aaa से लाभ नहीं उठा 

: सका । वह मराठा शक्तिकी प्रधानताके विचारसे इतना 
: अ्रभिभूत था कि मुगल साम्राज्यके स्थान पर हिन्दू पद- 
पादशाही स्थापित करनेकी अपने पिताको योजना त्याग 





Ray 
कर उसके स्थान पर मराठा साम्राज्य स्थापित करनेका 
स्वप्त देखने लगा। इस प्रकार मराठा Bassas 
हिन्दू राष्ट्रवादरा पर्याय नहीं रह गया । बालाजी ars 
wat भारतके अन्दरूतों और बाहरी मुसलमानोके 
विरुद्ध समस्त हिन्दू साधनोंको संगठित करनेकी बात 
कभों Tat ही नहीं । उसकी संक्रुच्रित यंजनाके अनुरूप 
मराठा साम्राज्यवादकी स्थापनाके लिए मराठोंकी सख्या 
चूंकि बहुत कम थी, इसलिए उसे गैर-मराठा भाड़ेके 
सैनिकोंक। भर्ती कर अपनों सेनाको शक्तिशाली बनानेकी 
नीति aaa पड़ी । फलतः उसकी सेना अपनी सं रचता- 
में 'राष्ट्रीय' नहीं रह गयी और लूट-खसोटके भ्लावा 
ag किसी उच्चतर प्रेरणासे प्रेरित नहीं हो सकी । 

बालाजी बाजीरावने हलके हथियारोंसे सुसज्जित 
फुर्तीली पैदल सेनाका प्रयोग करनेकी पुरानी मराठा 
रणनीतिमें भी परिवर्तन कर दिया । वह पहलेकी अपेक्षा 
अधिक वजनदार हथियारोंसे चैस घुड़सवारों और भारी 
तोपखानेको अधिक महत्त्व देने लगा । पेशवा स्वयं अपने 
सरदारोंको WAH राजपूत राजाओ्रोंके इलाकोमें लूठ- 
खसोट करनेके लिए प्रोत्साहित करता रहता था, इस 
प्रकार वह अपने पुराने मित्रोंकी सहायतासे वंचित हो 
गया, जो उसके पिता बाजीराव प्रथमके लिए बड़े उप- 
योगी सिद्ध हुए थे। उसने एक ही साथ दो aig 
दक्षिणमें निजामके' विरुद्ध और उत्तरमें प्रहमदशाह 
अ्रब्दालीके विरुद्ध लड़नेकी भी गलती की । arent तो 
उसे कुछ सफलता मिली, उसने निजामको १७५० ई० 
में उदगिरकी लड़ाईमें gu fear और बीजापुरका पूरा 
प्रदेश तथा औरंगाबाद att बीदरके बड़े भागोंको निज'म- 
से छीन लिया । मराठा शक्तिका सुदूर दक्षिणमें भी 
प्रसार हुआ । उन्होंने मैसूरके हिन्दू राजाकों हरा कर 
बेदनूरपर झ्राक्रमण कर दिया । किन्तु उनके बढ़ावको 
मैसूर राज्यके मुसलमान सेनापति हैदरअलीने रोक 
दिया, जिसने बादमें agit हिन्दू राजाको भी अ्रपदरथ 
कर दिया । 

उत्तरमें बालाजी बाजीरावको पहले तो श्रच्छी सफ- 
लता मिली, उसकी सेनाने राजपूतोंकी रियासतोंको 
मनमाने ढंगसे लूटा, दोझआाबको Vs कर उसपर कब्जा कर 
लिया, मुगल बादशाहसे गठबंधन करके दिल्लीपर दबदबा 
जमा लिया, श्रब्दालीके नायब नाजीबुद्दीला को खदेड़ 
दिया और पंजाबसे अब्दालीके ga drat निष्कासित 
कर दिया । इस प्रकार मराठोंका दबदबा WER तक 
फल गया | किन्तु मराठोंकी यह सफलता अल्पकालिक 








2 $6 
२६६ 


सिद्ध हुईं। अब्दालीने १७५६ go में पुनः भारतपर 
आक्रमण किया और मराठोंको जनवरी १७६० ई० में 
बरारीघाटकी लड़ाईमें हराया और पंजाबको पुनः प्राप्त 
कर दिल्‍लीकी तरफ बढा । 
इस बीच मराठोंकी लूटमारसे न केवल रुहैले AT 
अवधके नवाब वरन्‌ राजपूत, जाट श्रौर सिख भी 
विरोधी बन गये थे। रुहेले और aaah नवाब तो 
अब्दालीसे जा मिले, राजपूत, जाट श्रौर सिखोंने तटस्थ 
रहना पसन्द किया | फलतः श्रब्दालीकी फौजका दिल्ली- 
की तरफ aga mew द्वितीयके लिए उतना ही 
बड़ा खतरा था जितना मराठोंके लिए; aa: दोनोंने 
आपसमें संधि कर ली। पेशवा बालाजी बाजीरावने 
सदाशिवराव भाऊके सेनापतित्वमें एक बड़ी सेना भ्रब्दाली- 
को रोकनेके लिए भेजी 1 पेशवाओंने भ्रभी तक उत्तर 
भारतमें जितनी सेनाएँ भेजी थीं, उनमें ag सबसे विशाल 
थी। मराठोंने दिल्लीपर कब्जा तो कर लिया, पर ae 
उनके लिए मरुभूमि साबित हुई, व्योंकि वहाँ इतनी 
बड़ी सेनाके लिए wae उपलब्ध नहीं थी । श्रतः वे 
परानीपतकी तरफ बढ़ गये। १४ जनवरी १७६१ go 
को श्रब्दालीके साथ पानीपतका तीसरा भाग्यनिर्णायक 
युद्ध हुआ । मराठोंकी बुरी तरहसे हार हुईं । पेशवाका 
युवा पुत्न॒ विश्वासराव, जो नाममात्रका सेनापति था, 
भाऊ, जो वास्तवमें सेनाकी कमान सम्भाल रहा था 
तथा भनेक मराठा सेनानी Aaah खेत रहे । उनकी 
घुड़सवार भर पैदल सेनाके हजारों जवान मारे aT | 
वास्तवमें पानीपतका तीसरा युद्ध समूचे wet far 
भयंकर quand सिद्ध हुप्रा । पेशवा बालाजी बाजीराव 
की, जो भोगविलासके कारण पहले ही भ्रसाध्य रोगसे 
ग्रस्त हो गया था, २३ जून, १७६१ fo को मृत्यु हो 
गयी । (sito डफ-हिस्ट्री आफ मराठाज; Go एन० 
सरकार-फाल आफ दि मुगल एम्पायर ) 
बालाजी विश्वनाथ-प्रथम पेशवा, (१७१३-२० ई०), 
जिसका जन्म एक fait परिवारमें हुआ था। उसने 
ara जीवन राजा साहूके सेनापतिके अ्रधीन एक कार- 
कुनके रूपमें area frat अ्रपती प्रशासकीय और 
सेनिक संगठन-क्ष मतासे वह राजा साहूकी नजरोंमें चढ़ 
गया श्रौर उसने 9093 ko में उसे पेशवा नियुक्त कर 
दिया। वैधानिक रूपसे पेशवा राजाके भ्राठ मन्त्रियोंमेसे 
एक होता था MT उसका दर्जा निश्चय ही पंत प्रतिनिधि 
(दे०) के नीचे था, किन्तु अ्रपनी योग्यतासे बालाजी 
विश्वनाथने शीघ्र ही पेशवाको मराठा श्रशासनका 


बालाजी विश्वनाथ-ब्ाल्डवित, स्टेमली 
वास्तविक प्रधान बना दिया। उसने मराठा” राज्यकी 
शक्ति alt प्रतिष्ठामें भारी वृद्धि की। १७१४ ईं० में 
उसने मुगल बादशांहसे एक संधि की, जिसके अ्रन्तगंत 
दस लाख रुपये वार्षिक खिराज देनेके बदले उसे शाही 
सेवाके निमित्त १५,००० घुड़सवार सेना तथा दक्षिण- 
में शाँति व्यवस्था कायम रखनेका श्रधिकार प्राप्त हो 
गया । 
इस नीतिसे पेशवाने मराठोंक लिए न केवल उन 
इलाकोंको पुन: प्राप्द कर लिया, जो कभी शिवाजी (Zo) 
के श्रधिकारमें थे और बादमें मुगलों द्वारा छीन लिये 
गये थे, वरन्‌ मराठी-भाषी जिले--खानदेश, गोंडवाना, 
बरार तथा हैदराबाद व कर्नाटक के कुछ हिस्से भी प्राप्त 
कर लिये। साथ ही उसने मराठा सरकारके लिए 
मुगल साम्राज्यके दविखनके छहसूबामें dhe भ्रौर सरदेश- 
मु्खी एकत्न करनेका fears भी प्राप्त कर लिया। बाद- 
में दिल्लीकी सरकारके अनुरोधपर पेशवाने एक बड़ी 
मराठा सेना मुगल राजधानीमें dae बन्धुओ्लोंकी सत्ता 
बनाये रखनेके लिए भेजी, ज़ो दिल्लीकी बादशाहतके 
भाग्यविधाता बन गये थे । इस प्रकार बालाजी विश्व- 
नाथने मुगल बादशाहकी प्रभुताको नाममात्रके लिए 
मान्यता देकर न केवल मराठोके राज्य क्षेत्रका विस्तार 
किया तथा उन्हें दक्षिणके समस्त मुगलाईं इलाकोंमे चौथ 
व सरदेशमुखीकी वसूलीका श्रधिकार दिलाया, वरन्‌ 
मुगल सल्तनतकी राजस्व-वसूली में सहभागी बनाकर 
उन्हें, उसकी राजनीतिक सत्तामें भी भागीदार बना 
दिया । इसपर HAT राजा साहुने बालाजी विश्वनाथकी 
१७२० ई० में मृत्यु होनेपर उसके ga बाजीराव प्रथंम 
को उसका पेशवाका पद प्रदान कर दिया ।(जी० डफ०- 
हिस्द्री आफ AUS तथा Ho एन० सरकार-फाल 
आफ दि सुगल एम्पायर ) 
बालादित्य प्रथम-देखिये, नरसिंह गुप्त । 
बालादित्य द्वितीय-गुप्त राजा भानु गुप्तका उपनाम था। 
बाली-मलाया द्वीपं-समूहके भ्रन्तर्गत एक द्वीप। यह दक्षिण 
पूर्वी एशियाके उन स्थानोंमें एक है, जहाँ इंसवी सन्‌के 
आरम्भकी शताब्दियोंमें हिन्दुओंने अपने उपनिवेश बनाये 
और भारतीय सभ्यता, संस्क्रति और धर्मका प्रसार किया। 
बाली द्वीपमें wa भी हिन्दू धर्मका प्रचार है। 
बाल्डविन, स्टेनली (१८६७-१९४७ )-इंग्लैण्डका १६२३- 
२६ ईं०में और पुनः १६३५-३७ Fos प्रधान मंत्रों । 
उसने १९१६ ई०के भारतीय शासन विधानकी कायें- 
प्रणालीकी sites लिए १६२८ got सात सदस्यीय 





2 


बिट्विग-विहार 
साइमन कमीशन” नियुक्त किया। कमीशनके सभी 
सदस्य अंग्रेज थे। भारतके मामलोंकी जाँचके कार्यसे 
सभी भारतीयोंको अलग रखनेकी नीतिसे भारतमें उस 
समय बड़ा Aas और श्राक्रोश पैदा हो गया था । 

बिट्टिग अथवा बिट्विदेब-देखिये “विष्णुवर्धन' । 

fags नाथ-प्रसिद्ध वैष्णव ara वल्लभाचार्य (जन्म १४४६ 
इं०)के aaa ga जो अ्रपने पिताके गोलोक वासके 
बाद उनकी गद्दीपर बैठे। उन्होंने AF 'चौरासी वेष्णव- 
वनकी वार्ता' नामसे प्रसिद्ध ग्रंथकी रचना की । 

बिदूर-उत्तर प्रदेशमें कानपुरके निकटवर्ती एक छोटा कस्बा। 
१८१८ Sot अंग्रेजोंसे पराजित हो जानेके पश्चात्‌ श्रन्तिम 
पेशवा बाजी राव द्वितीयने ats लाख रुपयेकी वार्षिक पेंशन- 
के सहारेपर यहाँ एकान्तवास किया। १८५३ ईं०में उसकी 
मृत्यु हो जानेके बाद fat पेशवाके पुत्र नाना साहबका 
TRAIT बना रहा। १८५७ ईं०में सिपाही-विद्रोह 
भ्रारम्भ हो जानेपर उन्होंने अ्रपनेको 'पेशवा' घोषित कर 
दिया और अंग्रेजोसे १राजित होने तथा पलायन करनेके 
लिए विवश होनेसे पूर्व तक यहाँ अपना दरबार लगाते रहे। 

बितिक्ची-मुगल प्रशासन कालमें ag सूबेके हिसाब-किताब- 
का प्रभारी अधिकारी होता था । 

बिन्दुसार (३०० Fo पु०-२७३ Fo Yo )-मोये राजवंशके 
sada चन्द्रगुप्त मौयंका पुत्र और उत्तराधिकारी | उसकी 
गतिविधियोंके बारेमें बहुत कम जानकारी है 1 इस तथ्य 

- से कि उसने “ग्रमित्रधात'की प्रदवी ग्रहण की थी, अनुमान 

होता है कि उसते अपने अनेक शत्रुओंका घात किया था 
और उसके शासन-कालमें संभवतः कलिंगको छोड़कर 
दक्षिण भारत att सात्राज्यमें सम्मिलित कर लिया 
गया था । उसने श्रपने साम्राज्यके पश्चिममें स्थित यवन 
( यूनानी ) राज्योंसे मैत्नी-सम्बन्ध कायम रखे। उसके 
दरबारमें डायमेत्नस नामंक यूनानी राजदूत रहता था। 
उसका उत्तराधिकारी उसका प्रसिद्ध पुत्र AMT था | 

बिस्वसार-मगधका राजा, जिसके शासन-कालमें मगध 
राज्यका उत्कर्ष भारम्भ हुआ । उसने ait (पूर्वी बिहार) 
को श्रपने राज्यमें मिला लिया, कोशल तथा वैशालीसे 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये और areata पटना 
जिलेमें स्थित राजगूहकों अपनी नयी राजधानी बनाया। 
उसके शासनकालमें ATT एक समृद्ध राज्य बन गया। 
जैनोके अंतिम तीर्थद्धूर वध॑मान महाबीर तथा बौद्ध धर्मके 
sade aan बुद्ध उसके समकालीन थे। सिंहली दंत 
wait अनुसार बिम्बसार गौतम बुद्धके Frain ars 
वर्ष पूर्व सिहासनारूढ हुआ था। गौतम बुद्धका निर्वाण 


Ra 
काल ४५६ Fo To माना जाता है। इस आधारपर 
बिम्बसार लगभग ५४६ Go Jo सिहासनारूढ़ हुआ । 
जन-सश्रुतियोंक्े अनुसार वृद्धावस्थामें उसके ga एवं उत्तरा- 
धिकारी भ्रजातशत्ुने उसकी हत्या कर दी। पुराणोंके 
अनुसार बिम्बसार शैशुनाग वंश (दे०)का पांचवा राजा 
था, परंतु सिहली ग्रंथा तथा अ्रंश्वघोषके साक्ष्यके अनुसार 
वह हर्यक वंश (दे०) का था। वह मगधका प्रथम महान 
सम्राद था | (राय चौधरी, Jo ११५) 

बिलग्रमी, सेयद हुसेन-निजामकी रियासतका शिक्षा निदे- 
शक | ME BAH द्वारा १६०२ ई०में नियुक्त शिक्षा 
amas दो भारतीय सदस्योंमेंसे एक यह भी थे। 
( दूसरे सदस्य सर गुरुदास बनर्जी थे)। भारत-मंत्री 
लार्ड. arty इंडियन कौंसिलमें जिन दो सदश्योंको नियुक्त 
किया था, उनमें यह भी एक थे ( wer सदस्थ सर Ho 
जी० गुप्त थे )। 

ब्ल्हण-कश्मी रमें जन्मा कल्याणीके चालुक्य राजा विक्रमा- 
दित्यका दरबारी कवि । उसने “विक्रमांक-चरित' नामक 
रचनामें अपने संरक्षकके gel ate ade यात्नाओंका 
बर्णन किया है। उक्त पुस्तककी प्रतिलिपि वुह्लरको एक 
जैन पुस्तकालयमें उपलब्ध हुईं थी और उसने उसका 
सम्पादन भी किया art 

बिल्हापुरकी लड़ाई-पेशवा बाजीराव प्रथम भर उसके 
प्रतिद्वन्द्दी मराठा राज्यके पुश्तैनी सेनापति ज्यम्बक राव 
दाभाड़ेके बीच पहली WIA १७३१ Coat हुई। दाभाड़े- - 
को कोल्हापुर राज्य त्था निजामुलमुल्ककी सहायता प्राप्त 
थी, फिर. भी वह पराजित हुआ और मारा गया। इस 
विजयसे बाजीराव प्रथमका मराठा राज्यमें कोई प्रति- 
इन्द्दी नहीं रह गया और पेशवा ही व्यवहारत: उसका 
वास्तविक शासक बन गया । 

बिशनदास-एक ख्यातिप्राप्त हिन्दू चित्रकार, जिसे सम्राट्‌ 
जहाँभी रका संरक्षण प्राप्त था । 

बिश्नाग-युतंगाली यात्री फर्नाओ नूनिजने विजयनगरके लिए 
इस नामका प्रयोग किया है। इस यात्रीने १५३५ ई०में 
विजयनगरकी यात्रा की थी । 

बिहार-आ्राधुनिक कालमें उस प्रदेशका नाम, जिसके पूर्व॑में 
पश्चिमी बंगाल और पश्थचिममें उत्तर प्रदेश हैं। इसमें 
प्राचीन कालके अंग ( भागलपुर मंडल ), वृज्जिं (तिरहुत 
मंडल ) तथा मगध ( पठना तथा गया मंडल ), राज्य 
शामिल हैं । कालान्तरमें अंग भौर वृज्जिक। मगरधमें 
विलीनीकरण हो गया । बिहा रका आधुनिक राज्य बा रहवीं 
शताब्दीके ea तक मगधके नामसे ही सम्बोधित किया 


2RE 
Res 





जाता था, जब इसे मुसलमानोंने रौंद डाला और बख्ति- 
यार खिलजीके पुत्र इख्तियारउद्दीनने दिल्ली सल्तनतके 
अधीन कर fear) आझक्रमणकारी मुसलमानोंने wa 
Sa हुए बौद्ध बिह/रोंको किले समझा और तबसे यह 
सूबा बिहार नामसे सम्बोधित किया जाने लगा। 
अ्कबरके साम्राज्यका यह अलग Jat था, किन्तु १७१६ 
इं०के लगभग मुर्शीद कुली खाँकी सूबंदारीके समय यह 
बंगालमें मिला दिया गथा । इस प्रकार बिहा रका बंगालके 
साथ प्रशासकीय संयोजन १६११ Fo तक चलता रहा। 
पश्चात्‌ इसमें उड़ीसाको शामिल कर गवनेरके शासनाधीन 
एक पृथक्‌ सूबा बताया गया। भारतीय गणतंत्रमें भी 
यह [aR राज्य है, यद्यपि उड़ीसाको इससे अलग कर 
दिया गया है । 

१६५१ ई०की जनगणनाके TTA इसका क्षेत्रफल 
७०,३६८ वर्ग मील और जनसंख्या ४,०२,१५,६१६ है। 
इसकी राजधानी पटनाके साथ, जहाँ प्राचीन नगर पाट- 
लिपुत्नकी eqfaat जुड़ी हुई हैं, वहाँ जमदेशपुर टाटानगर 
झाधुनिक कालके इस्पात और लोहा उद्योगका मुख्य Hee 
है। इस राज्यसे गुजरती हुई गंग/ने इसे दो भागोंमें 
विभाजित कर दिया है। यहाँ चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, 
तम्बाकू तथा तिलहनकी अ्रच्छी उपज होती है और 
कोयला, लोहा तथा अवरक जेसे खतिज प्रचुरतासे उप- 
लब्ध हैं। भारतकी श्रौद्योगिक प्रगतिके साथ ही बिहारकी 
भी प्रगति निश्चित है, क्योंकि यहाँ लोहा और कोयला- 
की प्रचुरता है। यहाँकी अनेक भ्तदियोंको बाँधोंसे तियं- 
faa करके बाढ़ोंकी रोक-थाम की जा रही FMT भारी 
मात्नामें विद्युत शक्ति भी उपलब्ध होने लगी है। जो 
बिहार अशोक महान्‌का जन्म-स्थल था, वह भारतीय 
गणतंत्रके प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादका भी जन्म- 
स्थल है । 

बिहारोमल-प्रामे रका राजा, जो राजनीतिमें यथार्थवादका 
अनुग।मी था। वह राजपूतानाके उन राजपूत शासकोंमें 
श्रग्रणी था, जिन्होंने मुगलोंका विरोध करनेकी नीतिकी 
निरर्थकता समझ ली थी। उसने बाबरकी और उसके 
उपरांत हुमायूंकी अधीनता स्वीकार कर ली। १५५४ 
इं०में उसकी भेंट अकबरसे हुई, जिसने उसका समुचित 
सत्कार किया । १५६१ SoH प्रजमेरके जागीरदारने 
बिहारीमलपर झ्राकरमण करके उसके कुछ इलाकोंको दबा 
लिया ale इसके gaat बंधकके रूपमें अपने पास रख 
लिया । बिहारीमलने अपने राज्यको बचानेके लिए 
अकबरकी प्रधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्नीका 


बिहारीमल-बी जापुर 

विवाह उसके साथ करके मैत्री-सम्बन्धको ake मजबूत 
वना लिया। यह सम्बन्ध सुखद सिद्ध हुआ और यही 
राजकुमारी अकबरके ज्येष्ठ ga जहाँगीरका माँ बनी । 
राजा बिहारीमलने अपने पुत्र भगवानदास तथा दत्तक 
पौत्र मानसिंहके साथ बादशाह भ्रकबरकी नौकरी कर ली 
आर इत सबको ऊँचे मनसब दिये गये। इस प्रकार बिहा री- 
मलने aril नीतिसे श्रामेर (जयपुर) को मुगलोंकी लूट- 
मार तथा बरबादीसे बचा कर जयपुर रियासतको राज- 
पूतानेकी सबसे धती और कलाकौशलपूर्ण रियासत बना 
fear 

बिहारी लाल-तुलसी दासके बाद सत्रह॒वीं शताब्दीका सर्वा- 
faa ख्यातिप्राप्त हिन्दी कवि। इसने अपनी रचना 
'सतसई' १६६२ Fo पूरी की | 

बोकाने र-राजस्थानका एक नगर तथा पुरानी रियासत | 
इसे राठौर सरदार बीकाजीने स्थापित किया था। 
farsa यह ढ़ाई सौ मील दूर थार रेगिस्तानकी सीमा- 
पर स्थित है। १५७० ई० में यह राज्य सम्राद्‌ WHAT 
की अधीनतामें stat site १८१८ fo में अ्रंग्रेजोंका 
झ्राश्चित arian मुगल साम्राज्यका हिस्सा रहा। 
बीकानेर ऊंटोंके लिए प्रसिद्ध है। प्रथम विश्वयुद्धमें 
बीकाने रके महा राज गंगासिहने बीकानेरी ऊंटोंका रिसाला 
संगठित किया था जो सोमालीलैण्डमें बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुआ । महाराज बीकानेरको इसके पुरस्कार-स्वरूप 
पूराने राष्ट्रसंघ (लीग as नेशन्स) में भारतका प्रति- 
निधि नियुक्त किया गया था । महाराज बीकानेर नरेन्द्र 
मंडल (चेम्बर श्राफ प्रिन्सेज)के आरम्भसे ही एक महत्त्व- 
पूर्ण सदस्य रहे । स्वाधीनताके उपरान्त बीकानेर रिया- 
aa भारतमें facta हो गयी । 

बीजापुर-दक्षिणमें भीमा और gos दोआबमें स्थित 
एक मध्यकालीन मुस्लिम राज्य। पन्द्रहवीं शताब्दीके 
wai ca बहमनी aera पाँच शाखाओ्रोंमें विभक्त 
हो गयी, तब उनमें ag aad महत्त्वपूर्ण शाखा बनी | 
पाँचों सल्तनतोंमें यह सबसे दक्षिणमें थी । इस राज्यकी 
स्थापना यूसुफ झ्रादिलशाहने की थी, जो मूल रूपमें 
गुलाम था, लेकिन भ्रपनी योग्यताके बलपर बीजापुरमें 
बहमनी सुल्तानोंका हाकिम बना दिया गया। १४८६ 
ई० में उसने अपनेको स्वतन्त्र घोषित कर आदिलशाही 
राजवंशके अन्तर्गत बीजापुरको पृथक्‌ राज्य बना लिया.। 
इसके नौ सुत्तान हुए, यथा-यूसुफ (१४६०-१५१० ), 
इस्माईल (१५१०-३४), AE (१५३४-३५) , इब्राहीम 
प्रथम (१५३५-५७), AT (५५५७-५०), RAT 


fetta (१५८०-१६२६), मुहम्मद (१६२६-५६), 
अ्रली द्वितीय (१६५६-७६) तथा fate (१६७१- 
5s) । 

बीजापुरको आरम्भसे ही अपने पड़ोसियों, विशेषकर 
हिन्दू राज्य विजयनगरसे dad करना पड़ा | गोआका 
बन्दरगाह, जो बीजापुर राज्यमें स्थित था, १५१० ई० में 
पुतंगालियोंके अधिकारमें चला गया। १५३६ ई० में 
बीदर, अभ्रहमदनगर तथा गोलकुंडाने मिलकर बीजापुरपर 
श्राक्रमण कर दिया, लेकिन उन्हें परास्त होना पड़ा। 
इसका बदला लेनेके लिए बीजापुरके सुल्तानने विजय- 
तगरसे समझौता कर लिया और दोनों राज्योंकी मिली- 
qa सेनाने अ्रहमदनग Bene की । लेकिन छह वर्ष 
बाद बीजापुरका बीदर, अ्रहमदनगर तथा गोलकुंडाके 
साथ विजयनगरके विरुद्ध गठबंधन हो गया और १५६५ 
ई० में तालीकोटकी लड़ाईमें विजयनगर राज्यको नष्ट 
कर दिया गया। लेकिन १५७० ई० में बोजापुरका 
सुल्तान भ्रहमदनगरके सुल्तान, कॉलीकटके जमोरिन तथा 
भ्रचिनके राजाकी सहायताके बलपर भी पुतंगालियोंको 
खदेड़ कर Taal पुनः प्राप्त करनेमें विफल रहा । 


. सत्नहवीं शताब्दीमें बीजापुरको दो शत्रुओंका सामना 


करता पड़ा--मुगल बादशाह, जिसने उत्त रसे चढ़ाई बोल 
दी थी तथा शिवाजी, जिनके नेतृत्वमें मराठा शक्तिका 
THT हो रहा था । सातवें सुल्तानने शाहजहाँको वाषिक 
खिराज देनेका वायदा कर मुगलोंसे समझौता कर लिया 
किन्तु न तो वह और न उसके उत्तराधिकारी शिवाजी 
का बढ़ाव रोक सके । शिवाजीकी शक्तिका उदय होनेसे 
बीजापुर सलततत काफी कमजोर हो गयी। श्रन्तमें 
१६८६ ई० में aa आदिलशाही सुल्तान सिकन्दर 
(१६७१-८८ ई०) के शासनकालमें बीज॑ापुरको बाध्य 
होकर मुगल बादशाह औरंगजेबर्क आगे १८ महीनेके 
घेरेके बाद MATH कर देना पड़ा । सुल्तान सिकन्दर, 
को कंदखातेमें डाल दिया गया, जहाँ wee वर्ष बाद 
उसकी मृत्यु हो गयी । उसके पतनके बाद बीजापुरका 
स्वाधीन अस्तित्व समाप्त हो गया । 

बीजापुर सल्तनतके संस्थापक शिया मतावलम्बी थे । 
यह WTA सल्तनतके चौथे सुल्तान इब्नाहीम प्रथम 
(१५३५-५७) के शासनकाल तक चली। सुल्तान 
इब्राहीम प्रथम पुनः सुनी मतावलम्बी हो गया। 
लेकिन उसका पुत्र और उत्तराधिकारी wet (१५५७- 
८०) फिर शिया हो गया। श्रादिलशाही सुल्तान 
सामान्यतः सहिष्णु थे । यूसुफ आादिलशाहने एक मराठी 


१६ 


Ise 
महिलासे शादी की थी, जो उसके ga और उत्त राधिकारी 
इस्माईल आ्रादिलशाहकी माँ बनी । हिन्दुओनंको उत्त र- 
दायित्वपूर्ण पदोंपर नियुक्त किया जाता था और राज्य- 
का हिसाब-किताब और पत्र-व्यवहार मराठीमें किया 
जाता था । आदिलशाह सुल्तान कला और साहित्यका 
संरक्षक था। प्रप्तिद्ध इतिहासकार मुहम्मद कासिम 
उपनाम फरिस्ताने छठे सुल्तात इब्नाहीम द्वितीय 
( १५८०-१६२६ fo )की संरक्षकतामें अपने delat 
रचना की थी। बीजापुरमें एक अ्रच्छा पुस्तकालय था, 
जिसकी कुछ पुस्तकें aa भी ब्रिटिश संग्रहालयमें 
उपलब्ध हैं । 

बीजापुरमें ललित कला तथा वास्तुकला की एक 
शैली विकसित हुई। इस कालकी इमारतें श्रपनी प्रभि- 
कल्पना और भव्यताके लिए प्रसिद्ध हैं। सुल्तान यूसुफ 
श्रली, इब्राहीम द्वितीय तथा मुहम्मद शाहने अनेक इमा- 
रतें बनवायों। बीजापुर नगरका विशाल परकोटा, जिसकी 
परिधि सवा छह मील है, मस्जिद, जिसमें एक साथ - 
पाँच हजार लोग नमाज पढ़ सकते हैं, सभाकक्ष जिसे 
गगनमहल कहते हैं, इब्राहीम द्वितीयकी कब्र तथा 
मुहम्मद शाहका मकबरा, जिसकी गुम्बज संत्तारकी दूसरी 
aad बड़ी गुम्बज है; बीजापुरकी भूतकालीन भव्यताके 
कुछ बचे हुए कीतिस्तम्भ हैं। ( सेवेल-ए फारगादेन 
एम्पायर; fasta टेलर-मेन्युअल आफ इण्डियन हिस्ट्री; 
हेवरी कजिन्स-बीजापुर एण्ड इट्स आर्कीटेक्चरल रुयेन्स, 
विद एन हिस्टोरिकल आउटलाइन आफ आदिल शाह 
डाईनेस्टी ) 
बीदर-दक्षिण ( प्रान्ध्र ) का एक पुराना नगर, जो आराधु- 
निक हैदराबाद नगरसे ज्यादा दूर नहीं है। यह प्राचीन 
हिन्दू राज्य बारंगलके भ्रन्तर्गत था। इसे पहले श्रला- 
उद्दीन खिलजीने रोंद डाला और बादमें सुल्तान ग्यास- 
उद्दीन तुगलकके शासनकालमें उसके पुत्र जूना att 
इसे दिल्‍लीकी सल्तनतके श्रधोन कर दिया । १३४७ ई० 
में बहमनी सल्तनतकी स्थापना होनेपर बीदर उसका 
अंग वन गया और नवें सुल्तान भ्रहमद शाहके शासनकाल- 
में उसकी राजधानी हो गया । १४६२ ई०में बहमनी 
सल्तनतके for-farr होनेपर जब कासिम बरीदने 
स्वतंत्र बीदर सल्तनतकी स्थापना की, तब यह उसकी 
राजधानी बनाया गया। १५६५ ई०में विजयनगरके 
विरुद्ध बीजापुर, अभ्रहमदनगर और गोलकुण्डाके सम्मि- 
लित अभियानमें यह भी शामिल था और तालीकोटकी 
लड़ाईमें इन सबने सम्मिलित रूपसे विजय प्राप्त की, 


० 

Reo 
लेकिन १६१६ SoH इसपर बीजापुर सल्तनतने कब्जा 
कर लिया ate इसकी स्वतन्त्रता समाप्त हो गयी । 
बरीदशाही सुल्तानों द्वारा निमित कुछ उल्लेखनीय 
इमारतोंके ग्रवशेष बीदरमें arse भी मोजूद हैं। (मिडोज 
टेलर-सेन्युअल आफ इण्डियन feet) 

बीबोगढ़-कानपुरमें स्थित एक इमारत, जिसमें १८५७ fo 
के सिपाही-विद्रोहके दौरात २११ अंग्रेज स्त्री-पुरुषों और 
बच्चोंको, जिन्होंने २६ जूनको आत्मसमर्पण किया था, 
१५ जुलाईको नाना साहब और तात्या टोपेके आादेशा- 
FAT मार डाला गया और उनके Talay करीबके 
कुएंमें फेंक दिया गया। इससे पूर्व बतारस तथा इला- 
हाबादमें अंग्रेजोंने गाँवके गाँव फू'क दिये थे । यह उसीके 
बदलेकी काररवाई थी। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सेनाप्रों- 
ने भी भारतीयोंपर नृशंस अत्याचार किये । 

बीरबल, राजा-एक राजपूत सरदार,जो स्वेच्छासे बादशाह 
अकबरकी सेवामें श्रा गया और उसका मु ह-लगा स्नेह- 
पात्र बन गया था। अ्रकबरने उसे 'राजा'की पदवी दी। 
बीरबल उतना प्रतिभाशाली सेनापति नहों था, जितना 
प्रतिभाशाली कवि । अकबरने उसे “कविराय' की 
उपाधिसे सम्मानित किया ari वह १५८६ ई० में 
पश्चिमोत्तर सीमाके यूसुफजाई कबीलेपर चढ़ाई करनेके 
लिए मुगल सेनाका नायक बनाकर भेजा गया और 
युद्धोमें मारा गया । 

gee प्रथम-संगमका ga, अपने भाई हरिहर प्रथमके 
साथ १३३६ fo में उसने विजयनगरकी स्थापना की। 
हरिहर प्रथमके निधनके बाद १३५४ ई० से १३७७ ई० 
तक मृत्युपयन्‍्त ag विजयनगरका शासन करता रहा। 
उसके जीवनका अधिकांश भाग बहमनी सुल्तानोंसे युद्ध 
करनेमें व्यतीत हुआ। उसने अपना एक दृतमंडल चीन 
भी भेजा था । 

aes द्वितीय-बुक्क प्रथमका ota विजयनगरके राज- 
सिंहासनपर dart जानेपर उसके भाई विरूपाक्षने उसका 
विरोध किया था। वह केवल दो वर्ष (१४०४-०६ Fo) 
राज्य कर सका । हि 

qa, गौतस-बौद्ध धर्मके सुप्रसिद्ध संस्थापक । बस्ती जिले 
(उत्तर प्रदेश) के पास आधुनिक नेपाल राज्यमें स्थित 
कपिलवस्तुके क्षत्रिय राजपरिवारमें उनका जन्म EAT । 
उनके पिताका नाम शुद्धोधन और माताका नाम माया 
देवी था। शिशु-जन्मके उपरांत माताकी मृत्यु हो गयी 
और बालकका नाम सिद्धार्थ रखा गया । उनका लालन- 
पालन उनकी मौसी ate क्मिाता प्रजापति गौतमीने 


बीवीगढ़-बुद्ध, गोतम 
frat) उनके Maat नाम गौतम था, शाक्‍्य जातिमें 
उत्पन्त होनेके कारण वे शाक्य सिंह और बादमें शाक्‍्य 
मुनि कहलाये | सोलह वर्षकी उम्रमें उनका विदाह 
यशोधरासे (जिन्हें wee कच्छना, सुभद्रका, farat 
अथवा गोपा भी कहते हैं) कर दिया गया । अगले तेरह 
वर्षोतक सिद्धार्थने aot frat महलमें राजसी जीवन 
व्यतीत किया । किसी दिन भ्रमणके समय वृद्धावस्था, 
रोग तथा मृत्युके दर्शन हो जानेपर उन्होंने सांसारिक 
सुखोंकी निस्सारताका अनुभव इतनी तीब्रतासे किया 
कि जिस रात उनके पुत्रका जन्म हुआ, उसी रात पिता- 
के ऐश्वयंपूर्ण राजप्रासाद, प्रिया एवं सुन्दर पत्नी तथा नये 
Saar परित्याग कर fear उन्होंने परित्राजक भिक्षुका 
जीवन अपना कर उस मार्गकी खोज शुरू कर दी जिससे 
रोग, वृद्धावस्था तथा मृत्युकी पीड़ासे छुटकारा पाया 
जा सके । इस महान्‌ त्यागके समय गौतमकी अवस्था 
केवल २६ वर्ष थी । 
प्रथम एक वर्ष तक उन्होंने दर्शनका अध्ययन किया, 
किन्तु उससे उनकी शंकाओ्रोंका कोई समाधान नहीं हुआ । 
तत्‌पश्चात्‌ अगले पाँच वर्षों तक उन्होंने इस आ्राशामें कि 
मुक्तिका मारे प्राप्त हो सकेगा, कठोर तप किया । लेकिन 
ag निष्फल ही रहा | तब एक दिन जब वे maha 
बोध गयामें नैरज्जना नदीके तटपर पीपल वृक्षके नीचे 
ध्यानावस्थामें बैठे हुए थे, बुद्धत्व लाभ हुआ । इसके 
बाद वे बुद्धेध नामसे विख्यात हो गये और उन्होंने 
आजीवन सत्यका जिस रूपमें साक्षात्कार किया था, 
उसका उपदेश करनेका संकल्प किया। उन्होंने वा राणसी- 
के fase सारनाथके मृगवनमें aca पहला धर्मोपदेश 
किया, जहाँ पाँच भिक्षु उनके अनुयायी हो गये। उपरांत 
ama ४५ वर्षों तक बुद्ध उत्तर प्रदेश तथा far 
पदयात्रा करके धर्मोपदेश करते रहे । उन्होंने ज।ति-पांति- 
का कोई भेदभाव किये बगैर राजपुत्रोसे लेकर किसानों 
तकको श्रपना अनुयायी बनाया, fae dat संगठित 
किया, उसके तियम निश्चित किये और सहस्तों नर- 
नारियोंको svat मतावलम्बी बनाया। उनके द्वारा प्रव- 
तित धर्म दादमें बौद्ध धर्मके नामसे प्रसिद्ध हुआ । उनका, 
निर्वाण ८० वर्षकी आयुमें देवरिया जिलेके कुशीनगर 
अथवा कसियामें हुआ । उनके निर्वाणको तिथि जन्म- 
तिथिके age oft तक सही निश्चित नहीं हो सकी है, 
यद्यपि यह सभी स्वीकार करते हैं कि वे मगधके राजा 
अिम्बसार तथा प्रजातशत्रुके समकालीन थे और अ्रजात- 
शत्रुके शासनकालमें ही उनकी मृत्यु हुई। चीनकी 





24 | 
_ बुद्ध गुप्त-बुरहान निजामशाह्‌ 
जनश्रुतिके अनुसार बुद्धका निधन ४८६ ई० पू० में 
हुआ था। इस प्रकार उनका जन्म अस्सी वर्ष पूर्व ५६६ 
ई० पृ० में सिद्ध होता है । धस्थर्म-सं ।पकके रूपमें गौतम 
बुद्धका स्थान अप्रतिम है। सर्वप्रथम वे निश्चित रूपसे 
ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। दूसरे, उन्होंने लोकोत्तर पुरुष 
होनेका कोई दावा नहीं किया और अपनी पूजाको सब 
प्रकारसे हतोत्साहित किया। saat ara इतना दावा 
था कि मुझे सम्यक्‌ सम्बोधि-लाभ हुआ है | इस सम्बन्धमें 
भी उनकी यह मान्यता थी कि पुरुषार्थ करनेपर किसी- 
को भी बोधि-लाभ हो सकता है। तीसरे, वे पहले धर्मे- 
संस्थापक थे, जिन्होंने भिक्षु संघ संगठित किया और 
शांतिमय तरीकेसे समता, प्रेम और दयाके संदेशका 
प्रचार करके लोगोंको अपने धर्ममें दीक्षित किया । 
उन्होंने सर्वोपरि बुद्धिवादको स्थान दिया और ag 
अनुयायियोंको समझाया कि वे किसी बातको उस समय 
तक सत्यके रूपमें स्वीकार न करें, जब तक वह तक॑- 
संगत न हो । उन्होंने विश्व-बन्धुत्वका केवल उपदेश ही 
नहीं दिया, वरन्‌ आजीवत उसका आचरण किया और 
उन सभीको बिना जाति at ai भेदभावके, अपने 
शिष्योंके sat स्वीकार किया जो उनका धर्मोपदेश 
सुननेके लिए तैयार थे। इस प्रकार उन्होंने एक ऐसे 
धर्मकी संस्थापना की, जो भारतकी सीमाएँ लाँघकर 
चारों ओरके देशोंमें फेल गया। फलतः वह संसारके 
महान्‌ धर्मोमें भ्रन्यतम माना जाता है। (ओल्डेनबर्गं- 
az; fo जे० थामस-लाइफ आफ बुद्ध: एडविन 
आर्नोल्ड-छाइट आफ एशिया) 
बुद्ध गुप्त-गुप्त राजवंशकी मुख्य शाखाका अन्तिम gH 
(४७०६-६५ ई० )। इसने गुप्त साम्राज्यकी श्रखण्डता 
बनाये रखनेका भारी प्रयास किया । इसकी मृत्युके बाद 
तोरमाण तथा उसके पुत्र मिहिरगुलके नेतृत्वमें हणोंके 
आक्रमणके कारण गुप्त साम्राज्य छिनत-भिन्‍न हो गया । 
बुद्धराज-केलचूरि वंशका एक राजकुमार | विश्वास किया 
जाता है कि वह राज्यवद्धनका समकालीन था ak 
राज्यवरद्धनने उससे अपनी श्रधीनता स्वीकार करवा ली 
थी। उसके ape बहुल कम जानकारी प्राप्त है। 
(रायचोधरी, पृष्ठ ६०७ का फुटठनोट) 
बुद्धवर्मा-कांचीका एक पल्‍लव नरेश, जिसने चोलोंको परा- 
faa किया। शिलालेखोंमें उसका उल्लेख हुआ है, 
जिससे शनुमान किया जाता है कि विष्णुगोपके बाद ag 
छठा राजा था। उसके बारेमें श्रधिक कूछ जानकारी 
- नहीं है। (रायचौधरी, पृष्ठ ५०१) 


२९६१ 
बुन्देलखण्ड-उस भूखण्डका नाम, जिसके उत्तरमें यमुना 
और दक्षिणमें विन्ध्य पर्वत-श्वृंखला, पूर्वमें बेतवा और 
पश्चिममें होंस maar तमसा नदी है। बुन्देलोंका नाम 
तब प्रसिद्धिमें आया, जब उन लोगोंने यहाँ श्रपना राज्य 
चौदहवीं waredta स्थापित किया । इससे पूर्व यह प्रदेश 
जुझौती wear जजाकभुक्ति नामसे जाना जाता था और 
weal द्वारा नवींसे चौदहवीं शताब्दीतक शासित होता 
रहा। राज्यके प्रमुख नगर थे--खजुराहो जिला छतरपुर; 
महोदा-जिला हमीरपुर तथा कालज्जर, जिला बाँदा | 
खजुराहोमें srt भी श्रनेक भव्य वास्तुक्ृतियाँ अवशिष्ट 
हैं। कालंजरमें राज्यकी सुरक्षाके लिए एक मजबूत किला 
था। शेरशाह इस किलेकी घेराबन्दीके समय १०४४० 
में यहीं मारा गया था। बुन्देलखण्डका अ्रधिकांश भूभाग 
wa उत्तर प्रदेशमें है, किन्तु कुछ भाग मध्यप्रदेशमें 

भी मिला दिया गया है। 

बुन्देला-देशज मूलके राजपूतोंका एक ala, जो चौदहवीं 
शताब्दीके मध्यमें जमुनाके दक्षिण और विन्ध्य प्वत- 
saa उत्तरमें पड़नेवाले प्रदेशमें शक्तिसम्पन्न हो 
गये थे । इससे पहले यह क्षेत्र जेजाकभुक्तिके नामसे 
प्रसिद्ध था, जिसपर चन्देले शासन करते थे। बुन्देले युद्ध 
प्रिय लोग थे और जिस भूमिपर वे शासन करते थे, वह 
उनके नामसे बुन्देलखण्ड TEMA लगी। बुन्देलोंने भ्रकबर- 
की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किन्तु बादमें झौरंग- 
जेबके शासनकालमें बुन्देला सरदार छत्साल पूर्वी 
मालवामें अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य कायम करनेमें 
सफल हो गया, जिसकी राजधानी gat थी। बादमें 
इस राज्यने अंग्रेजोंको अपना प्रभु स्वीकार कर लिया । 

बुरहान-ए-मासिर-बहमती aaah सुल्तानोंका एक 
इतिहास-वृत्तान्त है। फरिस्ताके इतिहाससे इसमें अधिक 
प्रामाणिक विवरण है । इसे सईद भ्रल्ली तवातवाने लिखा 
था। लेखक अहमदगगरके सुल्तान बुरहान निजाम शाह 
द्वितीयकी सेवामें था, जिसके नामपर ही पुस्तकका नाम- 
करण किया गया है । इतिहासको पूरा करनेमें उसे छह 
वर्ष ( १५६१-६६ ) लगे थे 1 इसमें बहमनी शाही 
खानदान तथा भ्रहमदनगरके सुल्तानोंका विवरण है। 

बुरहान निजामशाह प्रथम-अहमदनगरके निजामशाही खान- 
दानका दूसरा सुल्तान | ४५ वर्ष ( १५०८-५३ Fo )के 
लम्बे शासनकालमें वह मुख्यतः पड़ोसके राज्यों, विशेष 
कर हिन्दू राज्य विजयनगरसे युद्ध करनेमें व्यस्त रहा । 
१५३० ई०में उसने बीजापुरके मुसलमान शासकके विरुद्ध 
विजयनगरके हिन्दू राजासे संधि कर लौ, लेकिन यह संधि 


242 
२६२ 


ofan दिनों तक नहीं टिकी । बुरहान मूलतः gett था, 
लेकिन जीवनके अन्तिम दिनोंमें वह शिया हो गया ar 
बुलन्द दरवाजा-अकवरने फतेहपुर सीकरीमें १५७५-७६ 
Sot इसका निर्माण कराया। यह तोरणद्वार कदाचित्‌ 
उसकी गुजरातकी विजयकी स्मृतिके रूपमें बनाया गया 
था | संगमरमर और लाल पत्थरसे निर्मित यह दरगजा 
फतेहपुर सीकरी स्थित बड़ी मस्जिदके मार्गपर विद्य- 
मान है । 

aa, चाल्स-इम्बईका गवनेर ( १७१५-२२ ), जिसने 
नगरके चारों तरफ एक दीवार बनवायी थी atk 
व्यापारिक कोठी तथा व्यवसायकी सुरक्षाके लिए बन्दर- 
गाहपर कम्पनीकी ओ्रोरसे तैनात सशस्त्र जहाजोंकी 
संख्यामें वृद्धि कर दी थी । 

बूढ़ा गोहाँई-असा।मके अहोम assis अधीन दो सर्वोच्च 
अधिकारियोंमेंसे एकका पदनाम। दूसरे अधिकारीका 
पदताम बड़-गोहाँई ari अ्धिकारीका चयन अ्रहोम 
राजा एक विशेष परिवारके सदस्योंमेंसे करते थे wie 
व्यावहारिक रूपमें यह पद वंश्मनुक्रमसे उत्तराधिकारमें 
प्राप्त होता रहता था। ( गेठ-हिस्द्री आफ आसाम, 
Jo २३५-३६ ) 

ब्रन-पिण्डारियों ( पेंढारियों at एक सरदार, जो १५१२ 
ई०से १८१८ fo तक लूटमारके कार्योमें प्रमुख भाग 
लेता wert are हेस्टिग्स द्वारा १५१७-१८ ईगमें 
पिण्ड।रियोंके विरुद्ध आयोजित किये गये भ्रशियानमें वह 
मारा गया। 

बूसेस, फादर-एक ईसाई पादरी । भारत श्रानेपर ag 
बादशाह शाहजहाँके सदसे बड़े शाहजादे दाराशिकोहका 
अन्तरंग मित्र हो गया था । 

बुहंद्रघ-मगधके प्राचोनतम, राजवंशका प्रवर्तक। वह जरा- 
सन्धका पिता था और उसके वंशने मगधपर छठी शताब्दी 
ई० पू० तक शासन किया । 

बृहद्रघ-मगधके मौर्यवंशका भ्रन्तिम राजा, जिसे लगभग 
१८५ ई० पृ०्में ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्नने अपदस्थ कर 
दिया था । फलस्वरूप मौर्य राजवंशका भ्रन्त हो गया। 

बृहस्पति-भारतका एक प्राचीन राजनयज्ञ एवं स्मृतिकार। 
saat कृति बृहस्पति स्मृति गुप्तकालकी रचना मात्री 
जाती है, जो श्रभीतक भ्रन्य ग्रन्धोंमें उद्धरण रूपमें ही 
उपलब्ध है। 

बृहस्पति सित्र-कलिज्भधके राजा खारवेलके हाथी गुम्फा 
शिलालेखमें यह नाम 'वहसतिमित'के रूपमें मिलता है | 
शिलालेखमें इसको राजगृहका राजा बताया गया हैं। 


बुलन्द दरवाजा-बेगमें, अवधकी 

कुछ विद्वानोंने उसकी पहचान मगधके राजा पुष्यमित्न- 
से की है, जिसने १८४५ fo पू०के लगभग शुंग राजवंश 
संस्थापित किया । किन्तु यह मान्यता सन्देहसे मुक्त नहीं 
है । (रायचौधरी० पृष्ठ ३७३ तथा ४१८ के Gee) 
बूंदी-एक छोटी-सी wags रियासत, जो मेवाड़के समीप 
है। इसके शासकने काफी वर्षों तक waaay स्वाधीन 
रखा, किन्तु बादमें श्रकबरकी भ्रधीनता स्वीकार कर ली | 
मुगल साम्राज्यके अध:पतनपर यह कुछ समयके लिए 
मराठा रुरदार होल्करके नियंत्रणमें चली गयी, किन्तु 
द्वितीय मराठा-युद्ध (१८०३-०६ Fo) में होल्करकी 
पराजय हो जानेपर उसका नियंत्रण समाप्त हो गया। 
फिर भी मराठोंका alae बना रहा । अतः: १८१८ Fo 
में बूंदीने ईस्ट इंडिया कम्पनीसे झ्ाश्चित-संधि कर ली । 
१६४७-४८ में भारतीय गणतंत्नमें विलीन होनेसे पूर्व 
तक ag रियासत बह्विटिश भारतीय साम्राज्यके अंतर्गत 
रही। 

बूवूजी खानम-ब्रीजापुरके सुल्तान यूसुफ आदिलशाह 
(१४८९-१५१० ई०) की मराठा पत्नी । वह मराठा 
सरदार मुकुन्द रावकी बहिन थी, जिसे यूसुफ प्रादिल- .... 
शाहने अपने शासनकालके आरम्भमें ही पराजित कर 
दिया at) तदनन्तर मुकुन्दरावने आदिलशाहके साथ 
उसका विवाह कर दिया। ag द्वितीय श्रादिलशाही 
सुल्तात इस्माइल तथा तीन शाहजादियोंकी माँ बनी । 
इन शाहजादियोंका विवाह पड़ोसके मुस्तलमान राज्योंके 
शाही परिवारोंके साथ कर दिया गया * 

बेगमें, अवधकी-तवाब भ्रासफउद्दौलाकी माँ और दादी । 
१७७४ ई० में श्रवधकी गद्दीपर Fors giz आसफ- 
उददौलाने ईस्ट इंडिया कम्पनीके साथ फंजाबादकी संधि 
की, जिसके भ्रन्तगंत उसने saat ब्रिटिश सेना रखनेके 
लिए एक बड़ी धनराशि देना स्वीकार किया । श्रवधका 
प्रशासन भ्रष्ट और कमजोर था, भ्रतः नियत धनराशि 
ले दे सकनेके कारण नवाबंपर कम्पनीका बकाया चढ़ 
गया। १७८१ fo तक मैसूर, मराठों तथा चेत सिंहसे 
हुई लड़ाइयोंके कारण कम्पनीको रुपयोकी बड़ी आव- 
श्यकता थी | गवनेर-जनरल वारेन हेस्टिग्सने नवाब 
भ्रवधसे बकायेकी रकमको चुकता कर देनेके लिए जोर 
डाला, लेकिन नवाबने भुगतान करनेमें भ्रपनी भ्रसमर्थता 
व्यक्त करते हुए कहा कि मैं भुगतान उस समय कर 
सकता हूँ जब मुझे उस बड़ी जागीर तथा दोलतपर 
अ्रधिकार दिलवा दिया जाय जो मेरी माँ ate दादीने 
हथिया ली है | 


QA 3 
बेचर, रिचर्ड-बेण्टिक, लार्ड विलियम कर्वेण्डिश 

अवधकी ATH श्रासफउद्दौलाको २५०,००० पौंडकी 
धनराशि पहले दे चुकी थी, १७७५ ई० में ब्रिटिश 
रेजीडेन्ट मिडिल्टनके समझानेपर ३००,००० WE 
उन्होंने पुनः दिया | इससे कम्पनीका पावना अदा कर दिया 
गया ! कलकत्ता स्थित कौंसिलने बेगमोंको श्राश्वासन 
था कि भविष्यमें उनसे धनकी माँग नहीं की जायेगी। 
ara होस्टिग्सने इस प्रकारका वचन देनेका विरोध 
किया था, किन्तु कौंसिलके अन्दर मतदानमें ag पराजित 
हो गया था। इसके बाद ही १७८० ई० में चेत्सिह 
कांड (दे०) हुआा । 

हेस्टिग्स भ्रवधकी बेगमोंसे नाराज था, क्योंकि १७७५ 
ई० में उन्होंने कौंसिलमें उसके विरोधियोंका समर्थन 
प्राप्त किया था। अतः १७८१ ई० में नवाब अवधने 
जब बकाया भुगतान करनेमें उस समय तक अपनी 
ग्रसमर्थता व्यक्त की जब तक उसे अपनी माँ और दादी- 
की दौलत न दिला दी जाय तो हेस्टिग्सने तत्काल उसके 
अनु रोधको स्वीकार कर ब्रिटिश रेजिडेन्ट मिडिल्टनको 
omen feat कि वह बेगमोंपर बकाये की धनराशिका 
भुगतान करनेके लिए aaa डाले। चूंकि रेजिडेन्ड 
मिडिल्टनने जोर जबदंस्ती करनेमें समुचित तत्परता 
नहीं दिखायी, wa: उसके स्थानपर ब्रिस्टोको नियुक्त कर 
दिया गया जिसने बेगमोके उच्च पदस्थ कर्मचारियों- 
को कैदमें डलवा दिया, उनको बेड़ियाँ डलवा दीं, उनका 
भोजन भी बन्द करवा दिया था और कदाचित उनको 
are भी लगवाये। उन्हें इतनी कठोर यातनाएं दी गयीं 
कि उनकी दुर्देशा देखकर स्वयं नवाब भी विचलित होने 
लगा, किन्तु हेस्टिग्स टससे मस नहीं हुआ और कोई 
समझौता-वार्ता चलाने अ्रथवा दया प्रकट क रनेकी मनाही 
कर दी। आखिरमें बेगमोंको बाध्य होकर रुपया देना 
पड़ा, जिसके सम्बन्धमें कलकत्ता स्थित कौंसिलने १७७५ 
ई० में उन्हें गारन्टी दी थी कि wa उनसे धनकी 
कोई माँग नहीं की जायगी। सारा मामला निःसन्देह 
घिनावना, क्षुद्रतापूर्ण और राज्यक्री श्रावश्यकताओंको 
देखते हुए भी अनुचित ari हेस्टिग्सकी बादमें दी 
गयी यह दलील बड़ी लचर थी कि चेतसिंहसे साँठगाँठके 
कारण बेगमोंने ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त करनमेका अधिकार 
खो दिया था, तथा कलकत्ताकी कॉंसिल द्वारा दी गयी 
गारन्टी समाप्त हो गयी थी। वारेन हेस्टिग्सने बेगमोंके 
खिलाफ द्वेषवश काररवाई की थी और यह विस्मयकारी 
है कि लार्ड सभाने उसे बेगमोंपर अत्याघार करनेके 
श्रारोपसे दोषमुक्त कर fear) उसने निःसन्देह उनपर 


२६३ 
श्रत्याचार किया था, यद्यपि इस प्रकार जोर-जबदस्तीसे 
प्राप्त की गयी घनराशिका उपयोग कम्पनीकी ही सेवामें 
किया गया था। (पी० fo wad स-हिस्ट्री आफ दि 
ब्रिटिश रूल इन इण्डिया, तथा सर अल्फ़ेड ल्याल-वारेन 
हेंस्टिग्स) 

Fax, रिचर्ड-अठारहवीं शताब्दीके wd दशकमें ईस्ट 
इंडिया कम्पनीका बंगाल स्थित एक अधिकारी, जिसने 
२४ मई, १७६४ ई० को कोर्ट BIG डाइरेक्ट्स, लन्दनकी 
गुप्त समितिको एक रिपोर्ट भेजी 1 रिपोर्टमें १७७०ई०के 
भयावह भ्रकालके पूर्व बंगालमें व्याप्त शोचतीय स्थिति 
का व्यौरा दिया गया था । उसने लिखा था कि कम्पनी- 
ने जबसे दीवानीके अ्रधिकार प्राप्त किये हैं, लोगोंकी 
हालत पहलेसे ज्यादा खराब हो गयी है । जो वंगाल 
निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासनमें भी फल-फूल रहा 
था, वह ma विनाशके कगारपर है। किन्तु रिपोर्टकी 
व्यावहारिक दृष्टिसे उपेक्षा कर दी गयी । 

बेडेन पावेल, ला्ड-संसार भरमें बालचर (ब्वाय स्काउट्स) 
आन्दोलनका प्रतिष्ठापक । प्रारम्भमें इसमें भारतीयोंको 
शामिल नहीं किया गया था, भारतकी यात्रा करनेके 
वाद बेडेन पावेलने प्रयास करके इस आन्दोलनसे रंगभेद 
की नीतिको खत्म करा दिया। 

बेण्टिक, og विलियम कवेण्डिश-बंगालका प्रन्तिम TAIT 
जनरल (१८२८-३३ ई०) और भारतके गवरनंर-जनरलों 
में पहला ( १५३३-३५ fo ) 1 वह पहले मद्रासके 
गवने रकी हैसियतसे भारत भ्राया, लेकिन १5०६ ई० में 
वेल्लोरमें सिपाही-विद्रोह हो जानेपर उसे वापस बुला 
लिया गया । इक्‍्कीस वर्षोके बाद ars एम्हरस्ट द्वारा 
त्यागपत्न दे देनेपर उसे गवर्नर-जनरल नियुक्त किया 
गया और उसने जुलाई १८२८ Fo में यह पद ग्रहण 
किया | उसके सात वर्षके प्रशासनकालमें कोई युद्ध नहीं 
हुआ और प्रायः शांति बनी रही । यद्यपि उसने युद्धके 
द्वारा कोई नया प्रदेश नहीं जीता, तथापि १८३० ई० 
में wort (mata) के उत्तराधिकारियोंका आपसमें 
कोई निर्णय न होनेपर उसपर कब्जा कर लिया गया, 
इसी प्रकार १८३४ fo में शासकीय अयोग्यताके कारण 
दक्षिणका कुर्ग इलाका एवं १८३५ ई० में श्रासामका 
जयन्तिया परगना ब्रिटिश भारतमें मिला लिया गया, 
क्योकि उसके शासकने उन भ्रादमियोंको सौंपनेसे इंकार 
कर दिया था जो ब्रिटिश नांगरिकोंको उड़ा ले गये थे 
sie कालीदेवीके भ्रागे उनकी बलि चढ़ा दी थी । 

सामान्यतः are बेण्टिकने देशी रियासतोंके मामलोंमें 





2५५ 
२६४ 
हस्तक्षेप न करनेकी नीतिका अनुसरण किया। लेकिन 


१८२१ ई० में मैसूर नरेशके लम्बे कुशासनके कारण 
उसके राज्यको ब्रिटिश प्रशासनके अन्तर्गत & लिया 
गया। बेण्टिक भारतीय साम्राज्यके विभिन्‍न प्रांतोंकी 
स्वयं जानकारी wath उद्देश्यसे बहुत अधिक दौरे 
किया करता था। १८२६ ई० में वह मलय प्रायद्वीप 
गया और उसकी राजधानी पेनांगसे सिंगापुर स्थानान्त- 
Fea कर दी । इंग्लैण्डकी सरकारके निर्देशपर उसने सिंध- 
के अमीरोंसे व्यावसायिक संधियाँ कीं, जिसके फलस्वरूप 
सिन्धुका जलमाग्ग अंग्रेजोंकी जहाजरानीके लिए खुल 
गया । १८३१ ई० में उसने पंजाबके महाराज रणजीत 
सिंहसे संधि की, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों और महा राज- 
के बीच स्थायी dat स्थापित हो गयी। महाराजने 
सतलज और ऊपरी सिन्धके मार्गसे व्यापारको प्रोत्साहित 
करना स्वीकार कर लिया । उसके द्वारा एक गलत नीति- 
का सूल्रपात इस रूपमें हो गया कि भ्रमीर दोस्त मोहम्मद- 
से श्रफगानिस्तानकी राजगददी प्राप्त करनेके लिए 
निर्वासित शाह शुजाको प्रोत्साहित किया गया। इस गलत 
नीतिके फलस्वरूप १८३८-४२ ई० में प्रथम श्रफगान- 
यूद्धमें अंग्रेजोंको भारी क्षति उठानी पड़ी और सिंधको 
अंग्रेजी राज्यमें मिला लिया गया । 

बेण्टिकके शासनका महत्त्व उसके प्रशासकीय एवं 
सामाजिक सुधारोंके कारण है, जिनके फलस्वरूप ag 
बहुत लोकत्रिय gar) इनका आरम्भ सैनिक और असे- 
fra सेवाओ्रोंमें किफायतशारी बरतनेसे हुआ। उसने 
राजस्व, विशेषकर अफ़ीमके एकाधिकारसे होनेवाली 
mat भारी वृद्धि की। फलतः जिस वार्षिक बजटमें 
घाटे होते रहते थे, उनमें बचत होने लगी । उसने भार- 
तीय सेनामें प्रचलित कोड़े लगानेकी प्रथाकों समाप्त कर 
feat भारतीय नदियोंमें ax चालू किये, आगरा 
क्षेत्रमें कृषि भूमिका बन्दोबस्त कराया, जिससे राजस्वमें 
वृद्धि हुई, तथा किसानों द्वारा दी जानेवाली मालगुजारी- 
का उचित निर्धारण कर उन्हें अधिकारोंके अभिलेख 
दिलवाये | बेण्टिकने लार्ड कार्नवालिसकी भारतीयोंको 
कम्पनीकी निम्न नौकरियोंकों छोड़कर ऊंची नौकरियोंसे 
अलग रखनेकी गलत नीतिको उलट दिया और भार- 
तीयोंकी सहायक जज जैसे उच्च पदोंपर नियुक्तियाँ कीं । 
जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला कलक्टरके पदको मिलाकर 
एक कर दिया, प्रादेशिक अ्रदालतोंको समाप्त कर दिया, 
भारतीयोंकी नियुक्तियाँ अच्छे बेतनपर डिप्टी मजिस्ट्रेट 
जैसे प्रशासकीय पदोंपर कीं तथा डिवीजनल कमिश्नरों 


बेथ्यून, जान इलियट ड्विन्फवाटर 





(मंडल भायुक्त) के पदोंकी स्थापना की। इस प्रकार 
उसने भारतीय प्रशासकीय ढाँचेको उसका आधुनिक रूप 
प्रदान किया | 
ars बेण्टिकके सामाजिक सुधार भी कुछ कम महत्वके 
नहीं थे । १५२६ ई० में उसने सती प्रथाको समाप्त कर 
दिया। ada सस्‍लीमतके सहयोगसे उसने ठगीका भी 
उन्मूलन fear) उस समय safer देशव्यापी गुप्त 
संगठन था, वे देश भरमें घूमा करते थे श्लौर भोले-भाले 
यात्रियोंकी रुमालसे गला घोंटकर हत्या कर दिया करते 
थे और उनका सारा मालमत्ता लूट लेते थे। १८३२ 
ई० में धर्म-परिवततेनसे होनेवाली सभी अयोग्यताओंको 
समाप्त कर दिया गया । १८३३ ई० में कम्पनीके अधि- 
कार cael अगले बीस वर्षोके लिए नवीत कर दिया 
गया । इससे कम्पनी चीनके व्यवसायपर एकाधिकार- 
से वंचित हो गयी। ag aq मात्र प्रशासकीय संस्था रह 
गयी । नये चार्टर एक्ट द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
किये गये । बंगालके गवर्नेर-जनरलका पद नाम बदलकर 
भारतका गवर्नर-जनरल कर दिया गया । गवर्नर-जनरल 
की कौंसिलकी सदस्य संख्या बढ़ाकर चार कर दी गयी 
तथा यह सिद्धांत निर्दिष्ट किया गया कि कोई भी भार- 
तीय, मात्र श्रपने ae, जन्म rea रंगके कारण कम्पनी- 
के अन्तगंत किसी पदसे, यदि वह उसके लिए योग्य हो, 
वंचित नहीं किया जायेगा । १८३२ ई० के चार्टर एक्ट- 
में यह निर्देश दिया गया था कि भारतीयोंमें शिक्षाका , 
प्रसार करनेके लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिए । 
अत: लार्ड विलियम बेण्टिकने श्रादेश दिया कि भविष्यमें 
सरकार द्वारा संचालित स्कूलोंमें शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी 
होनी चाहिए और भारतीयोंमें पश्चिमी शिक्षाका प्रसार 
करनेके लिए ate अधिक धन खच किया जाना चाहिए। 
लार्ड विलियम बेंटकने १८३४५ fo में कलकत्ता मेडिकल 
कालेजकी स्थापना की । उसी वर्ष मार्चके महीनेमें वह 
अपने उच्च पदसे सेवा-निवृत हो गया | ae विलियम 
बेण्टिकने att प्रशासनकालमें जिस Sarwar तथा सहानु- 
भूतिका परिचय दिया, उसके फलस्वरूप भारतीयोंमें उसे 
भ्रपने किसी भी पूर्वाधिकारीकी अपेक्षा अधिक लोक- 
प्रियता मिली। (थान्दंन,-हिस्ट्री आफ इण्डिया; 
माशंमेन-हिस्ट्री आफ इण्डिया; डी० वूल्गर० डी०- 
छाइफ आफ BTS afew) 
बेथ्यून, जान इलियट ड्िन्कवाटर (१८०६-६२ )-भारत- 
की सर्वोच्च परिषद्का विधि-सदस्य । उसने भारतीयों, 
विशेषकर महिलाझ्रोंके लिए शिक्षा-प्रसारके कार्यमें 


247 


बेदार (बिदर्रा)की लड़ाई-बेसेन्ट, श्रीमती cat 
काफी रुचि ली और कलकत्तामें उच्च वर्गकी भारतीय 
लड़फ़ियोंमें पश्चिमी शिक्षाका प्रसार करनेके लिए बेथ्यून 
स्कूलकी स्थापना की aT चछकर इस संस्थाका स्तर 
पर्याप्त ऊंचा उठ गया और श्राजजल कलकत्ताका यह 
प्रसिद्ध बालिका महाविद्यालय हो गया है । 

बेदारा (बिदर्रा)की लड़ाई-तवम्वर, १७५६ ईशमें छिड़ी । 
कलकत्तासे कुछ मील दूर चिनसुरामें रहनेवाले डच 
लोग प्रंग्रेजोंको ग्रपदस्थ करना चाहते थे 1 उन्होंने नवाब 
मीरजाफरके साथ साँठ-गाँठकर जावा-स्थिति aot 
बस्तियोंसे सैनिक सामग्री मेंगानेका प्रयास किया। wad 
क्लाइवने जो उस समय बंगालका गवर्नर था, डचोंके 
इरादेका पूर्वानुमान लगाकर उन्हें चिनसुराके निकट 
बेदाराकी लड़ाईमें पराजित कर fear) इससे saat 
प्रभुताकी सभी सम्भावनाएँ नष्ट हो गयीं और बंगालमें 
अंग्रेजोंका कोई यूरोपीय प्रतिस्पर्दधी शेष नहीं रह गया। 

बेनफील्ड, पाल-एक सूदखोर अंग्रेज महाजन जिसने कर्नाटक- 
के नवाबपर ईस्ट इंडिया कम्पनीके प्रभुत्वकालके प्रारम्भिक 
वर्षोमें नवाबकों ब्याजकी अत्यधिक ऊँची दरोंपर ऋण 
दिया था। बेनफील्डका बोर्ड श्राफ acta meat 
विलियम डुंडासपर काफी प्रभाव था। डुंडासने कार्यकारी 
गवर्नर-जनरल सर जान मैक्फर्पनको प्रभावित कर उससे 
श्रादेश दिलवा दिया कि नवात्रपर लदे कर्जका भुगतान 
faat जाँच-पड़तालके बेनफील्ड तथा अन्य लछोगोंको 
कर्नाटकके राजकोषसे करा दिया जाय । कर्ज लगभग 
पचास लाख पौंडका था। यह भ्रष्टाचारका लज्जाजनक 
दृष्टान्त था जो डण्डासके आदेशपर किया गया । 

बेब।दल खां-आगराका प्रसिद्ध और उत्कृष्ट जौहरी। 
बादशाह शाहजहांके आ्रादेशपर तख्त-ए-ताऊसका निर्माण 
उसीकी देखरेखमें gar art 

बेरीगराजा-पश्चिम समुद्र तटवर्ती नगर भडौंचका यूनानी 
नाम । इसका प्राचीन नाम भूगुकच्छ था। प्राचीनकालमें 
यह व्यस्त बन्दरगाह था । यहाँसे पश्चिममें मंडागास्कर 
mt पूव॑में पूर्वी द्वापसमूह तक जहाज जाते थे । 

बेली, कनंल-ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेनाका एक अधि- 
कारी | दूसरे आऑग्ल-सैसूर युद्धके दौरान नवाब Barnet 
के पुत्न टीपूने काँजीवरम्‌के निकट कर्नल बेली और उसके 
३७२० सिपाहियोंको घेर लिया। उसके ब्हुतसे सैनिक 
मारे गये और बेली aed बना लिया गया। बादमें 
उसको रिहा कर दिया गया, लेकिन इस पराजयके बाद 
उसे किसी महत्त्वपूर्ण पदपर नियुक्त नहीं किया गया। 

बेलो, बटरवर्थ-लार्ड एम्हस्टंके प्रशासनकालमें गवर्न॑र- 





२६५ 
जनरलकी कौंसिलका वरिष्ठ सदस्य । ated १८२८ fo 
में एम्हस्ट द्वारा त्यागपत्न दे देनेपर जुलाई १८२८ fo 
तक, जब लार्ड विलियम बेण्टिकने गवर्नर-जनरलका 
कार्यभार सम्हाला था, यह कार्यकारी गवर्नर-जनरल 
रहा। उसके अल्प प्रशासनकालमें कोई उल्लेखनीय 
घटना नहीं घटी। मु 

बेसनगर-पूर्वी मालवा-स्थित प्राचीन are विदिशाका 
आधुनिक नाम। शुंग USS शासनकालमें इसका 
बहुत महत्त्व था और बादमें भी अनेक वर्षों तक az 
स्थानीय शासकोंकी राजधानी बना रहा | यहाँके शासकों- 
ने भारतकी पश्चिमोत्तर सीमापर स्थित यवन (यूनानी) 
शासकोंके साथ राजनीतिक सम्बन्ध बना रखे थे। 
यहाँ भगवान वासुदेवके सम्मानमें तक्षशिलाके राजा 
एंटिप्राल्किडसके राजदूत हेल्योडोरोस द्वारा लगभग 
१३५ ई० go में एक गरुड़ध्वज स्थापित कराया 
गया at 

बेसीन-बर्मामें इरावदी नदीके पश्चिमोत्तर कोणमें स्थित 
एक बन्दरगाह, जिसको ब्रिटिश भारतीय सेनाने द्वितीय 
बर्मी-युद्ध के समय मई, १८४२ fo में अपने अधिकारमें 
कर लिया था । 

बेसेन्ट, श्रीमती एनी (१८४७-१९३३ ई०)-थियोसोफिकल 
विचा रधाराकी सुप्रसिद्ध प्रचारिका | aaah विलियम 
पेजउडकी पुत्री; अक्तूबर १८४७ ई०में जन्म। बीस 
वर्षकी उम्रमें रेवरेंड फ्रैंक बेसेंटके साथ उनका विवाह 
हुआ, किन्तु यह विवाह-सम्बन्ध सुखदायी नहीं सिद्ध 
हुआ भ्रतः श्रीमती बेसेण्टने १८७३ ई०में अपने पतिसे 
सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। अगले ग्यारह वर्षों तक 
aed arate घनिष्ठ सम्पकंमें रहकर वे राजनीतिशञ 
तथा wana विचारोंकी safest बन गयीं। इस 
दिशामें उन्होंने श्रनेक व्या््यान दिये और 'अजैक्स'के 
उपनामसे लेख लिखे। धीरे-धीरे उनके विचार क्रान्ति- 
कारी समाजवादकी ओर YT गये। फलस्वरूप Sse 
ई०में उनके तथा aed ब्राडलाके बीच गम्भीर मतभेद 
उत्पन्न हो गया | तदनन्तर उनकी दृढ़ निष्ठा थियोसिफी 
( ब्रह्म विद्या ) में हो गयी, वे हेलेने ब्लावत्सकीके निकट 
AHH ग्रायीं और भा रतको उन्होंने ATA घर बना लिया। 
उन्होंने बनारसमें Fea हिन्दू कालेज नामसे विशाल 
शिक्षाकेन्द्र स्थापित किया । १६०७ fot वे थियोसोफि- 
कल सोसायटीकी अध्यक्ष निर्वाचित हुईं । १६१६ ई में 
उन्होंने इंडियन होमरूल लीगकी स्थापना की श्रौर उसकी 
प्रथम अध्यक्ष बनीं। १६१७ ई०में भारतीय॑ राष्ट्रीय 


AAG 


२६६ 


बेस्ट, कप्तान-बैरकपुरका विद्रोह _ 





कांग्रेसके कलकत्ता अधिवेशनकी अ्रध्यक्ष बनायो गयीं। 
wat उन्होंने अपनेको यद्यपि कांग्रेसके गंरमदलसे wat 
कर लिया था, तथापि भारत सरकार उन्हें खतरनाक 
व्यक्ति मानती थी और १६१७ ई०में उन्हें कुछ समयके 
लिए नजरबंद भी रखा गया। 'मान्टेग्यू सुधारों'की 
घोषणा होनेपर श्रीमती बेसेन्टने पहले उनका समर्थन 
किया, fred थोड़े समयके बाद उन्होंने उग्र राष्ट्रवादियों- 
के दृष्टिकोणका जोरदार समर्थन श्रारम्भ कर दिया। 
इसी बीच उन्होंने भ्रपने धर्मपुत्त जे० ऋष्णमूतिको भावी 
विश्व-गुरुके रूपमें प्रतिष्ठित किया और नये अध्यात्मवादी 
दलकी स्थापना की। १६२६-२७ CoH श्रीमती एनी 
बेसेन्टने कृष्णमूर्तिके साथ इंग्लैंड और अ्रमेरिकाका व्यापक 
भ्रमण किया और अपने जोशीले भाषणोंमें उनके नये 
मसीहा होनेके दावेका समर्थन किया । भारत लौटने पर 
बालक क्ृष्णमूर्तिके पिताके साथ उनकी मुकदमेबाजी 
शुरू हो गयी। इस कांडसे उनकी प्रतिष्ठाको काफी 
BAHT लगा। १६३३ ई०में भारतमें उनका निधन हुआ | 
झपनी भाषण-पटुता, संगठन-क्षमता भर स्वाधीनता- 
प्रेमके कारण वे भारतीय राष्ट्रीय भ्रान्दो लनकी श्रग्रगामी 
नेता बन गयीं, यह निश्चय ही एक अंग्रेज महिलाके लिए 
wad सम्मान था। प्रतिभा-सम्पन्न लेखिका श्रौर 
स्वतन्त्न विचारकके नाते उन्होंने ब्रह्म-विद्यापर प्रचुर 
रूपमें लिखा है । उन्होंने अपनी आत्मकथा १५६३ Coit 
प्रकाशित की थी, ate १६९०२ ई०में प्रकाशित 'रिलीजस 
प्राबलेम इन इंडिया” ( भारतमें धामिक समस्या ) उनकी 
ofan महान्‌ साहित्यिक कृति थी। ‘gra इंडिया we 
फार mere उन्होंने भारतको अपनी मातृभूमि 
बताया है । 

बेस्ट, कप्तान-प्रंग्रेजोंके लड़ाकू जहाज 'ड्रैगाँन'का कप्तान। 
नवम्बर १६१२ ई०में एक अन्य छोटे जहाज 'ओ्रोसिया- 
UH सहारे उसने हिन्द महासागरमें पुतंगाली बेड़ेको, 
जिसमें चार बड़े और पचीस छोटे जहाज थे, हरा दिया। 
इसी घटनासे भारतीय राजनीतिमें अंग्रेजी जहाजी बेड़ेका 
दबदबा छा गया, क्‍योंकि इस लड़ाईकी खबरसे मुगल 
बादशाह जहाँगीरका यह पुराना ख्याल जाता रहा कि 
यूरोपियन शक्तियोंमें पुतंगाली सबसे शक्तिशाली हैं। 

बेक्ट्रिया (बारुत्रो )-हिन्दू कुश और श्रावसस TAR बीच- 
का क्षेत्र । यह क्षेत्र सीरियाके सिल्यूकीडियन साम्राज्य- 
का अंग था, लेकिन २०२ Sar gat यहाँ युथिडिमास 
नामक यवत्र राजाने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। 
उसके उत्तराधिकारी डेमेट्रिआ्नसने श्रफगानिस्तान और 


पंजाबके क्षेत्रकों जीत लिया | यूनानी इतिहासकारोंने 
उसे भारतका राजा लिखा है। उसने बैक्ट्रियाके यवनों 
और पश्चिमोत्तर भारतके लोगोंमें निकट सम्पर्क स्थापित 
कर fears शीघ्र ही उत्तर-पश्चिमी भारतके विभिन्‍न 
भागोंमें भारतीय-यवद राजाप्रोंके छोटे-छोटे राज्य स्थापित... 
हो गये, जिनमें मेनाण्डर सबसे अधिक विख्यात है। 
बेक्ट्रियाके साथ इस सम्पकंके परिणामस्वरूप भारतीय 
कलापर यवन प्रभाव पड़ा we मूर्तिकलाकी Tare 
शैलीका विकास gar । 

बेजाबाई महारानी-दौलतराव सिंधिया (दे०) की पत्नी । 
१८२७ ई०में दौलतरावकी मृत्युके बाद वह नाबालिग 
उत्तराधिकारी जनकोजी रावकी संरक्षिका बनी । वह बड़ी 
महत्त्वाकांक्षी महिला थी और सारा राज्य-प्रबंध अपने 
नियंद्रणमें रखना चाहती थी। इसी वजहसे राज्य-प्रबंधमें 
छल-कपट और गड़बड़ी बढ़ गयी और उसके परिणाम- 
स्वरूप १८३३ SoH उसको राज्यसे निकाल दिया गया । 

बैरकपुरका विद्रोह-बैरकपुर छावनी में दो ब।र विद्रोह gar 
पहला १८२४ ई०में और दूसरा १८५७ Low हुआ । यह 
छावनी हुगलीके किनारे कलकत्तासे १५ मील उत्तर 
स्थित थी। यहाँ गवनंर-जनरलका देहाती निवास-स्थान 
ara कम्पनीकी कुछ रेजीमेन्टें भी यहाँ रहती थीं। 
१८२४ ई०में भारतीय सेनाका एक दस्ता प्रथम आंग्ल- 
बर्मी युद्ध ( १८२४-२६ ई० )में लड़नेके लिए भेजा 
जानेवाला था | भारतीय सेनाके सिपाही जो इस दस्तेमें 
थे, उन्हें उस समयके नियमोंके श्रनुसार अपनी यात्राकी 
व्यवस्था खुद करनी थी जो यदि श्रसम्भव नहीं तो भी 
बहुत कठिन ard था। लेकिन इस कठिनाईको दूर करने- 
के लिए कुछ नहीं किया गया। इसके श्रलावा हिन्दू 
सिपाही समुद्री यात्रासे भयभीत रहते थे, क्योंकि उनका 
विश्वास था कि समुद्री यात्रा करनेसे वे जातिच्युत हो 
जायेंगे । wa: ४७ वीं नेटिव इन्फेन्टरी तथा बैरकपुर 
स्थित कुछ अन्य रिसालोंने परेडके Fart श्रादेशोंका 
पालन करनेसे इंकार कर दिया। पर अंग्रेज तो१चियों 
तथा इसके बंद्रकधारी ब्रिटिश रिसालोंकों उनपर गोली 
वर्षाका wee दिया गया, जिससे परेडके मैदानमें बूचड़- 
खानेका दृश्य उपस्थित हो गया। इस घटनासे ईस्ट 
इंडिया कम्पनीकी सेनाके भारतीय सैनिकोंमें ast 
विरुद्ध भारी sear फैल गयी । बैरकपुरमें सिपाहियोंकी 
दूसरी बगावत २६ मार्चे, १५५७ ई०को हुई, जब मंगल 
पांडे नामक ३४वीं नेटिव इस्फेन्टरीके एक सिपाहीने 
अपनी रेजिमेन्टके यूरोपीय एड्जुटेन्टको परेड मैदानपर 


249 + 


बेरम खाँ-बोदापाया 
सभी सहयोगियोके सामने काट डाला और कोई सिपाही 
अपने स्थानसे हिला तक नहीं । तत्काल ब्रिटिश सैनिकों- 
को बुलाया गया श्र विद्रोहियोंको या तो मार डाला 
गया या उन्हें कठोर रूपमें दंडित किया गया । इस बगा- 
aad बे रकपुर स्थित भारतीय प्षिपाहियोंमें काफी उत्तेजना 
फल गयी और अन्‍्तमें उसने व्यापक सिपाही-विद्रोहका 
रूप ग्रहण कर लिया, जिससे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य- 
की नींव हिल गयी । 

बेरस खाँ-बादशाह हुमायूंका सहयोगी तथा उसके नाबा- 
लिग पुत्र श्रकबरका वली अ्रथवा संरक्षक । १५५६ Go 
में हुमायूंकी मृत्यु होनेपर बैरम खाँने HATA उसका 
उत्तराधिकारी तथा fear बादशाह घोषित कर दिया, 
लेकिन शी प्र ही दिल्‍ली उसके हाथसे निकल गयी। बैरम खाँ- 
के सेनापतित्वमें ही १५५६ ई० में पानीपतकी दूसरी लड़ाई- 
में अ्रकवरकी विजय हुई और fees तख्तपर उसका 
अधिकार हुआ । इसके बाद चार वर्ष बाद तक बैरम खाँ 
अकबरका संरक्षक रहा और इस अवधिमें मुगल सेनाओंने 
ग्वालियर, भ्रजममेर और जौनपुर राज्योंको जीत कर 
मुगल साम्राज्यमें उन्हे शामिल कर लिया। बैरम ait 
मालवा जीतनेकी तैयारियाँ भी शुरू कर दीं। परन्तु इस 
बोच बहुतसे दरबारी ओर स्वयं अ्रकबर उसके fae 
हो चुका था। अकबर १८ वर्षका हो चुका था और 
उसके हाथकी कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता aT | 
अतः १५६० ई० में उसने बैंरम खाँको water कर 
दिया । बैरम खाँने पहले तो उसकी आज्ञा चुपचाप मान 
ली और मक्का जानेकी तैयारियाँ ge कर दी, परन्तु 
इसके बाद ही उसने बगावतका झंडा बुलन्द कर दिया | 
अकबरने उसे परास्त कर दिया और उसके साथ दया- 
का बर्ताव किया । उसने उसे मक्का जानेकी इजाजत 
दे दी। परन्तु १५६१ fo में मक्का जाते समय मार्गमें 
qed (गुजरात) में एक पठानने उसकी ह॒त्या कर दी। 
बादमें उसका पूत्र अब्दुरंहमान भ्रकबरका प्रमुख दरबारी 
बना । 

बेड, सर डेविड-लार्ड TTA (१७६८-१८०५ Fo) के 
शासनकालमें कम्पनीकी सेनाका उच्च अधिकारी। 
१८०१ fo H बैडंके नेतृत्वमें अंग्रेजी सेना लालसागर 
भेजी गयी जिससे frat फ्रांसीसियोंकों निकालनेमें मदद 
पहुँचायी जा सके। ase काहिरा पहुंचनेके पहले ही 
फ्रांसीसियोंने सिकन्दरियामें areata कर दिया था। 
लेकिन ast सेनाका संचालन बड़ी योग्यत|से किया, 
इस वजहसे उसे ‘ae की उपाधिसे विभूषित किया गया। 


२६७ 





बोइल, बेनोय द (१७५१-१८३०)-सेवाय (फ्रांस) में 
जन्म । सैनिकका पेशा ग्रहण कर TIT १७७८ ई० में 
ईस्ट इंडिया कम्पनीकी मद्रासी पलटनमें नौकरी कर ली। 
कुछ समय बाद यहाँसे निकल कर महादजी शिन्देके यहाँ 
नौकर हो गया और शिन्देकी सेनाओंकों यूरोपीय युद्ध- 
कलाकी शिक्षा देने लगा। इस कार्यके लिए उसे बहुत 
अधिक वेतन मिलता था | बोइनकी ही सहायतसे fare 
ने जून १७६० ई० में पाटनका युद्ध जीता और मेड़ताके 
युद्ध (सितम्बर १७६० ई०) में पठानों, राजपूतों और 
मुगलोंकों एक साथ पराजित किया। इसके बाद वह 
शिन्देका सेनाध्यक्ष हो गया । उसने लखेरीके युद्ध (सित- 
Fat १७६३ fo) में होल्करकों पराजित किया। 
१७६४ ई० में महादजी farsa मृत्युके पश्चात्‌ बोइनने 
उसके उत्तराधिकारी दौलतराय शिन्देकी सेवा शुरू की, 
लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जानेके कारण दिसम्बर 
१७६५ ई० में त्यागपत्न दे दिया। दूसरे वर्ष ag लंदन 
होकर फ्रांस गया तथा वहीं बस गया । १८५३० ई० में 
मृत्युके उपरान्त उसने २ करोड़ फ्रैंककी सम्पत्ति छोड़ी । 

बोगाज कोई-एशिया माइनरमें एक स्थान, जहाँ महत्त्व- 
पूर्ण पुरातत्त्व सम्बन्धी अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहाँके 
शिलालेखोंमें जो चौदहत्रीं शताब्दी ई० पू० के बताये 
जाते हैं, इन्द्र, दशरथ, oman श्रादि आयेनामधारी 
राजाओंका उल्लेख है और इन्द्र, वरुण और नासत्य 
आदि आये देवताश्रोंसे संधियोंका साक्षी होनेकी प्रार्थना 
की गयी है। इस प्रकार बेगाज कोईसे areas निष्क्रमण 
मार्गोंका संकेत मिलता है । (हाल-हिंस्ट्री आफ इजिप्ट) 

ahs, जार्जे-ईस्ट इंडिया कम्पनीका बंगांलमें स्थित एक 
अधिकारी, जिसे १७७४ fo में गवर्नेर-जनरल वारेन 
हेस्टिग्सने व्यावसायिक सुविधाएँ प्राप्त करनेके लिए 
पहले पहल तिब्बत भेजा था। उसे अपने उद्देश्यमें 
नगण्य सफलता मिली । 

बोदापाया- बर्माका राजा (१७७६-१८१६ fo) जिसने 
१७८४ ई० में अराकानकों और १८१३ fo में मणिपुर- 
को अपने राज्यमें मिला लिया तथा १८१६ ई० में 
श्रासामपर चढ़ाई की । तदनन्तर उसने ब्रिटिश भारत 
सरकारसे seria, ढाका तथा मु्शिदाबाद समर्पित कर 
देनेकी माँग की, किन्तु स्थामियोंके हाथों पराजित हो 
जानेसे उसकी महत्त्वाकांक्षाओंपर लगाम लग गयी और 
१८१६ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी । लार्ड हेस्टिग्सने, 
जो उस समय गवरनेर-जनरल था, बर्मी राजाका पत्र इस 
टिप्पणीके साथ वापस कर दिया कि कदाचित्‌ यह नकली 


2 oy % 
R85 


बोध गया-बोर्ड आफ़ कनन्‍्ट्रोल 





है। इस प्रकार कुछ समयके लिए ऑग्ल-बर्मी युद्ध ca 
गया | 

बोध गया-बिहारंके आधुनिक गया नगरसे ६ मील दक्षिण 
नैरंजना नदीके तटपर feat यहाँ बोधि वृक्षके नीचे 
सिद्धार्थ गौतमको बोधि प्राप्त हुई जिससे वे ‘qa’ कहे 
जाने लगे । बौद्धोंका यह पवित्न तीर्थ स्थान है । आठवें 
स्तम्भ-लेखके अनुसार सम्राद्‌ अशोक अपने राज्यभिषेक- 
के दसवें वर्ष यहाँ war था। अशोकने बोध गयामें 
एक विहार भी निर्मित कराया | कलांतरमें यह स्थान 
बौद्धोंके लिए तीर्थ बत॒ गया और भारतसे बाहरके 
बौद्ध तीर्थ-यात्रियोंका भी यहाँ श्राना प्रारम्भ हो गया। 
समुद्रगुप्त (१३३५-७५ Fo) के शासनकालमें सिहलद्वीप- 
के राजा मेघवर्णने भी गुप्त सम्राटूकी अनुमतिसे यहाँ 
एक विहार निर्मित कराया था। लेकिन ४०४५-११ ई० 
में भारत-पभ्रमण waa चीनी यात्री फाह्यानने इस 
स्थानको जंगलोंसे घिरा हुआ पाया । सातवीं शताब्दीके 
MIVA इस स्थानपर और संकट उस समय आया जब 
गौड़ अथवा मध्य बंगालके राजा शशांकने जो बौद्ध धर्म 
से द्वेष करता था, पवित्र बीधिवृक्षकों कटवा कर जलवा 
दिया। बादमें ह युएनसांगके अनुसार मगधके स्थानीय 
राजा पूर्णबर्मो द्वारा, जिसे श्रशोकका बंशज बत/या गया 
है, यहाँ दूसरा वृक्ष लगाया गया। इस स्थानकी TT 
समुचित देखरेख होती है, यहाँ अच्छा विश्वामालय बन 
गया है और देश-देशान्तरोंसे बौद्ध तीर्थयात्री यहाँ निरन्तर 
TY रहते हैं। (स्मिथ ०-पृष्ठ ३०३, ३१६, ३६७) 

बोधिसत्त्व-बौद्धोंक महायान सम्प्र शयके अनुसार जो अहँत 
बुद्धपदवी qa afar होनेपर भी महाकरुणास्ै 
प्रेरित होकर सथके दुःखनाशके लिए अपना सर्वस्व 
न्‍्यौछावर कर देते हैं, वे 'बोधिसत्व” कहलाते हैं । महा- 
यानियोंमें बुद्धोके साथ-साथ बोधिसत्त्वोंकी पूजा और 
भक्तिका विशेष स्थान है। (सर सी० ईटिल्यर कृत 
हिन्दुइज्म एण्ड बुद्धिज्म ) 

aq देव-संस्क्ृतक। एक प्रश्मिद्ध वैयाकरण ate कवि जो 
देवगिरिके पश्चात्कालीन यादव नरेशोंके समय विद्यमान 
था.। उसका रचा हुआ Ta’ संस्कृत व्याकरणका 
मानक ग्रंथ माना जाता है। 

बोरोबुदुर-जावा द्वीपका सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप, 
जिसे ७५०-८५४ ई० में शैलेन्द्र राजवंशके एक शासक- 
ने बनवाया था। इसके निर्माताका नाम ज्ञात नहीं है 
और न इसके निर्माणकी तिथि ज्ञात है। बोरोबुदुर स्तूप 
आज भी शैलेन्द्र राजाशोंके वैभवपूर्ण युगके स्मारकके 


eat विद्यमान है। इसे संसारका झ्राठवाँ aad माना 
जा सकता है। इसकी वास्तुशलीपर भारतोय प्रभाव 
सुस्पष्ट है। यह एक पहाड़ीकी चोटीपर स्थित है। 

इसमें € खंड हैं जो उत्तरोत्तर एक दूसरेसे छोटे 
बनाये गये हैं। शीर्षस्थ खंडपर घंटेकी आ्राकृतिका स्तूप 
है | इसका झ्ाकार अति विशाल है। सबसे ASH चौकोर 
खंडकी लम्बाई १३१ गज है। बुद्धकी प्रनेकः मू्तियाँ 
इसके शिलापट्टोंपर उत्कीर्ण हैं। प्रदक्षिणा-मार्गके शिला- 
पट्टोंपर बुद्धेक जीवनकी aap घटनाएँ उत्कीर्ण हैं, 
जिनमेंसे कुछ 'ललित विस्तर' से ली गयी हैं । यह स्तूप 
जावा और उसके पड़ोसके द्वीपोंपर शासन करनेवाले 
भारत वंशी राजाग्रोंकी वास्तुशिल्पीय परिकल्पनाकी 
भव्यताका उत्कृष्ट उदाहरण है। (आर० Mo मजूमद।र- 
सुबर्णद्वीप, जिल्द दो तथा Go के० कुमार स्वामी-हिस्ट्री 
आफ इडियन एण्ड इंडोनेशियन आर्ट) 

Ws आफ़ कन्द्रोल-मारतमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके प्रशासन- 
को fafem सरकार द्वारा नियन्त्रित करनेके लिए १७८४ 
ई०के पिटके इंडिया ऐक्टके भ्रन्तगंत गठित। fact कोंसिल- 
के मेम्बरोमेंसे छः व्यक्ति इसके सदस्य हुआ करते थे, - 
जिन्हें इस कार्यके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया 
जाता था। उनमेंसे ही एक इसका अध्यक्ष होता था, 
जिमे निर्णायक मताधिकार प्राप्त था । बोर्डको नियुक्तियाँ 
करने waar वाणिज्य सम्बन्धी मामलोंमें हस्तक्षेप करने- 
का कोई अधिकार नहीं था । लेकिन भारत सरकारके : 
समस्त असनिक अथवा सेनिक्र मामलों तथा राजस्वसे 
सम्बन्धित समस्त मामलोंकी देख-रेख, निर्देश और उनके 
नियंत्रणका अधिकार उसीके हाथमें था। कोर्ट a 
डाइरेक्ट्सके द्वारा ईस्ट इंडिया कम्पनीकों जो ada 
भेजे जाते थे, उनपर इसकी सहमति प्राप्त होना आव- 
wr था । वह बोर्ड आफ डाइरेक्ट्सकी बिना स्वीकृतिके 
स्वयं भी ota भेज सकता था। ATS श्राफ कन्द्रोलका 
प्रथम अध्यक्ष हेनरी डुण्डास, पिटका एक मित्र तथा 
उसके मंत्रिमंडलका सदस्य था। डृण्डासके बुद्धि मतापूर्ण 
कार्योके फलस्वरूप अध्यक्ष पदको शीघ्र ही सेक्रेटरी 
श्राफ़ स्टेट फ़ार इंडिया (भारत-मंत्री । के समकक्ष बना 
दिया । इस प्रकार शनै-शन: भारतके प्रशासनपर बोर्ड 
ame कन्‍्द्रोलकी सत्तामें काफी वृद्धि हो गयी। गदरके 
उपरान्त जब १८५६ के कानूनके Tata भारतका 
प्रशासन ब्रिटिश राजसत्ताको हस्तान्तरित किया ग्रया, 
तर्ब बोर्ड आफ कन्द्रोलको समाप्त कर दिया गया। 
उसका प्रध्यक्ष सेक्रेटरी AIG स्टेट फार इंडिया (भारत- 


244 
बोर्ड आफ़ ट्रेड-बोस, सर जगदीश चन्द्र 


२६६ 








मंत्री ) हो गया और atser विलयन उसकी भारत 
परिषद््‌में कर दिया गया। we एलनबेरा बोर्ड आफ 
कंट्रोलका ahaa ग्रध्यक्ष था। (सर सी ० इलबर्ट-गवर्नमेण्ट 
आफ इंडिया; ato कौथ-कांस्टोट्यूशनल हिस्ट्री आफ 
इंडिया ) 

बोर्ड आफ ट्रेड-ईस्ट इंडिया कम्पनीके वरिष्ठ अधिकारियों- 
का एक संगठन, जो भारतके प्रशासनके साथ-साथ 
कम्पनीकी व्यापारिक काररवाइयोंको भी नियंत्रित करता 
था। इसके सभी मेम्ब्रर व्यक्तिगत रूपसे व्यापारमें रुचि 
लेते थे, उनके प्रत्यक्ष अथवा परोक्षके समर्थनसे ईस्ट 
इंडिया arms सभो कर्मचारी निजी व्यवसाय करने 
लगे, जिससे देश और साथ ही कम्पनीकों भी काफी 
आशिक क्षति होती थी। are कार्नवालिसके आरम्भिक 
कार्योमें इसको नियंत्रित करनेका काम सबसे महत्त्वपूर्ण 
ati उसने पहले इसके भ्रष्ट सदस्यथोंको निकाल 
दिया और इसका पुनगंठन कर ऐसे सदस्योको उसमें 
रखा जितका प्रशासनसे कोई सरोकार नहीं था। इस 
प्रकार बोर्ड कम्पनीके केवल व्यावसायिक कार्योंकी हो 
देखरेख करता था। धीरे-धीरे इसका महत्त्व कम होता 
गया क्‍योंकि कम्पनीके व्यापरिक अधिकार सीमित थे 
BI १८३३ ई०में व्यावसायिक संगठनके रूफ्में ईस्ट 

.. इंडिया कम्पनींके समाप्त किये जानेपर यह भी समाप्त 
हो गया । 

बोर्ड आफ रेवेन्यू (राजस्व परिषद्‌)-इसका गठन १७७२ 
ई०में arta हेस्टिंस्सने उस समय किया जब ईस्ट इंडिया 
कम्पनी दीवानीका कार्य कर रही At | दो नायब दीवानों- 
के पद समाप्त कर दिये गये और आरम्भमें गवर्नर तथा 
उसकी परिषदने राजस्व परिषद्के रूपमें कार्य शुरू किया, 
किन्तु १७८७ Co इसे पुनगेठित किया' गया । गवर्नर- 
की परिषद्का एक सदस्य इसका अध्यक्ष तथा कम्पनीके 
कुछ वरिष्ठ अधिकारी सदस्य बनाये गये । as कार्न॑- 
वालिसने सर जान शोरकी तियुक्ति राजस्व परिषदके 
अ्रध्यक्षेके रूपमें की और उसको बंगालमें भू-राजस्वकी 
दीेकालिक प्रणाली शुरू करनेके बारेमें रिपोर्ट प्रस्तुत 
करनेकी जिम्मेदारी सोंपी | शोर बन्दोबस्तके विरुद्ध था 
किन्तु ms कानंवालिसके ग्रनुरोधपर बंगालमें भू-राजस्व- 
की स्थायी प्रणाली चालू करायी गयी । इस व्यवस्थासे 
कलकत्ता स्थित राजस्व-परिषद्का महत्त्व बढ़ गया और 
एक gaa अधिकारीकी प्रधीनतामें उसने scar कार्य 
भी जारी रखा। राजस्व परिषद्‌ भ्राज भी कार्यरत है 


atx saat प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ प्रशासकोंमेंसे ही 


होता है। इसका सम्बन्ध मुख्यतः मालके मामलोंसे ही 
रहता है। 

बोलन दर्रा-सिन्धुके मैंदानको भ्रफगानिस्तान स्थित कलात 
और कन्धा रके क्षेत्रोंसे जोड़नेवाला संकीर्ण मार्ग । इसपर 
कब्जा रखना उन अनेक कारणोंमें मुख्य माना जाता था 
जिनसे उन्‍्नीसवीं शताब्दीमें आग्ल-प्रफगान सम्बन्ध 
प्रभावित होते थे | 

बोस, आनन्द मोहन (१८४७-१९०६ ई०)-अपने समयके 
प्रमुख जनसेवी । मेमनर्सिह जिलेके मध्यवर्गीय हिन्दू परि- 
वारमें जन्म । शिक्षा प्रेसीडेस्सी कालेज कल्कत्तामें हुई। 
१८६७ ई०में गणितमें प्रथम श्रेणीमें प्रथम स्थान प्राप्त 
कर 'प्रेमचन्द ware छात्रवृत्ति! पायी। afta 
विश्वविद्यालयमें १८७३ ई०में रेंगलर होनेवाले प्रथम 
भारतीय । १५७४ ई०में बैरिस्टर बनकर स्वदेश ale 
mar इन्होंने भ्रपनी बहुमुखी प्रतिभाका राजनीतिश, 
शिक्षाविद्‌ और धार्मिक सुधारकके रूपमें देशकी सेवामें 
उत्सग कर दिया। वे इंडियन एसोसियेशनके, जिसकी 
स्थापना कलकत्तामें १८७६ ई०में की गयी थीं, प्रथम 
संस्थापक सचिव थे | 

१८८३ ई०में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलनका प्रथम 

भ्रधिवेशन कलकत्तामें संपन्‍न कराने में उन्होंने प्रमुख योगदान 
किथा जिससे १८८५४ ई०में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी 
स्थापनाका मार्ग प्रशस्त BAT वे प्राजीवन कांग्रेसके 
प्रमुख सदस्य रहे और १८६८ Loh मद्रासमें होनेवाले 
कांग्रेसके चौदहवें अधिव्रेशनकी अध्यक्षता की । उन्होंने 
बंग-भंग विरोधी श्रान्दोलनमें प्रमुख भाग लिया और 
स्वदेशी झ्रान्दोलन चलानेका सुझाव देनेवालोंमें वे 
am थे। मृत्युसे कुछ महीने पूर्व उनका प्रन्तिम 
सावंजनिक कार्य, १६ अक्तूबर, १६०५४ ई० को कल- 
कत्तामें फंडरेशन हालका शिलान्यास करना था। 
शिक्षाविदके रूपमें उन्होंने देशकी जो सेवा की, कलकत्ता- 
का सिटी कालेज और मेमनर्सिह स्थित sare मोहन 
कालेज उसका साक्षी हैं। वे प्रत्यधिक atte ae 
बुद्धिवादी दृष्टिकोणसे सम्पन्न व्यक्ति थे । जीवनके आर- 
म्भिक दिनोंमें वे ब्रह्म समाजी हो गये, उन्होंने ब्रह्म समाज 
आ्रान्दोलनके विकासमें प्रमुख भाग लिया। वें साधारण 
ब्रह्म समाजके प्रथम अध्यक्ष भी हुए भौर इस संगठनका 
लोकतांत्िक विधान उन्हींकी देन है। ( Gao ato सर- 
कार-ए लाइफ आफ आनन्द मोहन बोस ) 

बोस, सर जगदीश चन्द्र (१८५८-१९३७ ई०)-ख्यातिप्राप्त 
भारतीय वैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान तथा भौतिक 


30 ° 


३०० 


बोस, सुभाष चर 





शास्त्री, जन्म बंगालके ढाक़ा जिलेमें । शिक्षा सेण्ट जेवि- 
aad कालेज, कलकत्ता और कंम्ब्रिज विश्वविद्याजयमें, 
जहाँसे उन्होंने १८८४ ई०में उच्च सम्मानके साथ डिग्री 
प्राप्त की ॥ १८५६६ Lot Shaw विश्वविद्यालयसे वे 
Sto एससी० हुए तथा प्रेप्तीडेन्सी कालेज कलकत्तामें 
भौतिक विज्ञानके १८८५ ई०से १६१५ ई० तक प्रोफे- 
सर रहे। १६१७ ई०में कलकत्तामें बोस शोध-संस्थान 
( बोस रिसर्च इंस्टीच्यूट ) की स्थापना की और १६३७ 
Sot मृत्यु पर्यन्त वे उसके डाइरेक्टर रहे । 
भारतीय वैज्ञानिकोंमें वे अग्रगण्य थे | उन्हें अ्रपने 

वैज्ञानिक शोध कार्यों भरी विध्न-बाधाप्रोंका सामना 
करना पड़ा। उन्होंने भौतिक विज्ञानमें विद्युत्‌विकिरण- 
के क्षेत्रमें और पूर्ण जीव एवं वनस्पति विज्ञानके क्षेत्रमें 
महत्त्वपूर्ण अन्वेषणकार्य किया । उन्होंने पौधों पर निद्रा, 
हवा, भोजन और ओऔषधियोंका प्रभाव सिद्ध करनेके 
लिए नये प्रयोगात्मक तरीके अपनाये ate नये उपकरणों - 
का आविष्कार किया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि पौधों 
और जन्तुओ"ंके ऊतकों ( ठिशुओों )की प्रतिक्रि-्नमें 
कितनी समानता है। उनकी महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं-- 
“रिस्पॉन्स इन दि लिविंग एण्ड दिनान लिविंग' (१६०२), 
‘cane रिस्पान्सेज' ( १६९०६ ) तथा “मोटर मेकनिज्म 
आफ प्लान्दस' (१६२८५), ( पी० गेड्डेस-दि लाइफ 
एण्ड aH आफ सर जगदीश चन्द्र बोस तथा सर जे० 
सी० बोस ) 

बोस, सुभाषचन्द्र-नेताजीके नामसे विख्यात; मध्यवर्गीय 
सम्भ्रांत बंगाली परिवारमें २३ जनवरी, १८६७ Goat 
HEH, TTA जन्म । वे १६१६ Low बी० To TAT 
पास कर इंग्लैंड चले TT 1 १६२० ई०मे इंडियन सिविल 
सर्विस परीक्षामें बैठे और योग्यताक्रससे उनका चौथा 
स्थान आया, लेकिन फिर उससे त्यागपत्र दे fears 
१६२१ SoH स्वदेश लौटने पर वे चित्तरंजन दास (दे०) 
और गांधीजीकी प्रेरणासे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें 
शामिल हो गये । उनका राजनीतिक जीवन भारतकी 
स्वाधीनताके लिए अंग्रेजोंके विरुद्ध एक लम्बे संघर्षकी 
कहानी है। उन्हें पहली बार दिसम्बर १६२१ ईश०में 
६ महीनेकी जल हुई और उसके बाद तो उन्हें ग्यारह 
बार कारावास दंड मिला । उन्होने १६२४ ई०में कलकत्ता 
कार्पोरेशनके मुख्य अधििकारीके रूपमें अपनी विलक्षण 
संगठन-क्ष मताका परिचय दिया । अततूबर १९२४ Foe 
१६ मई १६२७ ई० तक उन्हें मांडलेमें न्यू बंगाल झाडि- 
aah अन्तर्गत नजरबंद रखा गया। 


वे कांग्रेसमें नरम विचारधाराके विरोधी थे और 
१६२८ ई०में ही कलकत्तामें हुई कांग्रेसकी विषय-समिति- 
की बैठकमें उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य सम्बन्धी 
प्रस्तावका विरोध किया था । वे भारतमें ब्रिटिश शासन- 
को किसी भी रूपमें जारी रखनेके प्रबल विरोधी थे ae 
ब्रिटिश सरकारने उन्हें बराबर विभिन्‍न तरीकोंसे जेलमें 
बंदी बना कर रखा। १६३८ ई०में वे भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसके हरिपुरा अधिवेशनके अध्यक्ष चुने गये और 
१६३६ fot महात्मा गांधीके विरोधके बावजूद कांग्रेसके 
त्रिपुरी अधिवेशनके अ्रध्यक्ष तिर्वाचित हुए। उन्होंने 
अधिवेशनमें अपने प्रध्यक्षीय भाषणमें सुझाव दिया कि 
स्वाधीनताकी राष्ट्रीय माँग एक निश्चित समयक्रे अन्दर 
पूरी wah लिए ब्रिटिश सरकारके सामने रखी जाये, 
और ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक माँग 
पूरी न करने पर सविनय-श्रवज्ञा तथा सत्याग्रह ATA 
aa शुरू कर देना चाहिए | किन्तु कांग्रेस वर्किंग कमेटी- 
के वहुसंख्यक सदस्योंके, जो महात्मा गांधीके कट्टर 
अनुयायी थे, निरल्तर विरोधके फलस्वरूप उन्हें ate 
१६३६ ई०में अध्यक्ष Tea त्यागपत्न दे देना पड़ा । 

उसके बाद उन्होंने दोहरा संघर्ष feat) एक तरफ 
तो svar dad ब्रिटिश भारत सरकारसे था जिसे वे 
हर तरीकेसे उखाड़ फेंकना चाहते थे और दूसरी ओर 
महात्मा गांधीकी अहिंसा नीतिकी समर्थक पार्टीसे था । 
उन्होंने श्रहिसाको एक साधनके रूपमें ही स्वीकार किया, 
साध्यके रूपमें नहीं ॥ उस समय द्वितीय विश्वयुद्ध पूरे 
जोरपर था और सुभाषचन्द्र इस बातके पक्षमें थे कि 
भारतको अन्तर्राष्ट्रीय स्परतिका पूरा पूरा लाभ उठाना 
चाहिए और भारतके लिए सम्मानजनक शर्तोंपर इंग्लेंड- 
के uqaia ama सहायता प्राप्त करनी चाहिए। 
स्वाभाविक रूपसे ब्रिटिश सरकार उन्हें सबसे खतरनाक 
व्यक्ति मानने लगी और उन्हें पुलिसकी कड़ी निगरानीमें 
घरमें ही नजरबन्द कर दिया । 

किन्तु सुभाष चन्द्र २६ जनवरी १६४१ ई०को चुपकेसे 
अपने aw निकल भागे और स्थल मार्गसे काबुल और 
वहाँसे जम॑नी पहुँच गये । भ्रगले वर्ष दक्षिणपूर्वे एशिया 
स्थित भारतीयोंके एक सम्मेलनमें उन्हें arora हिन्द 
फौज तथा इंडियन इंडिपेल्डेन्स लीगकी जिम्मेदारी सम्भा- 
लनेके लिए आ्रामत्नित किया गया | तदनुसार १६४३ Fo 
में सुभाषचन्द्र बोस एक caged ware होकर जमंनीसे 
पिंगापुर पहुँचे, salt उस समय तक अंग्रेजी सेनो हट 
आयी थी । उन्होंने तत्काल उन भारतीय सैनिकोंको 


361 


बोस्कावन, एडमिरल एडवर्ड-बोद्धधर्स 


३०१ 








संगठित किया जिन्हें पीछे get हुए अंग्रेजोंने मलय 
प्रायद्वीपमें छोड़ दिया था। उनके द्वारा संगठित सेना 
“आ्राजाद हिन्द फौज'के नामसे प्रसिद्ध हुई। 

२१ अक्तूबर १६४३ ई०को उन्होंने अस्थायी ATT 
हिन्द सरकार गठित करनेका अ्रपना प्रसिद्ध घोषणापत्र 
जारी किया और इसके बाद भारतको स्वाधीन करनेके 
लिए पूर्वकी तरफसे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रपर आक्रमण 
क्र दिया। उन्होंने बर्माकी सीमापर आ्राजाद हिन्द 
फौजके अ्रभियानका स्वयं नेतृत्व किया और मणिपुर 
स्थित कोहिमा तक बढ़ ati किन्तु हथियारों और 
ग्रोला-बारूदकी कमी, विशेष रूपसे हवाई जहाजोंके 
aaah कारण उन्हें १६९४४ ई०में मणिपुरके aa 
पीछे हटनेके लिए बाध्य होना पड़ा । 

इस बीच जापान पराजित हो गया और नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोसकों किसी प्रकारसे कोई सहायता करने- 
की स्थितिमें नहीं रह गया । wa: उन्हें सिंगा [से एक 
विमान द्वारा जापानके लिए रवाना होना पड़ा, किन्तु 
उनका विमान date नामक स्थानपर गिर कर नष्ट हो 
गया और इस दुषघंटनामें नेताजी सुभाषचन्द्र बोसका 
१८ अ्रगस्त, १६४५ ई०को प्राणांत हो गया, फिर भी 
उनका तूफानी जीवन निरथंक्र नहीं गया। उन्होंने 
देशवासियोंमें श्रंग्रेजोंको भारतसे निकाल बाहर करने 
और स्वाधीतता प्राप्त करनेकी उद्दाम इच्छा जाग्रत कर 
दी, जिसके फलस्वरूप १६४७ ई ०»में देश स्वतंत्र हो गया। 
( सुभाषचन्द्र बोस कृत आटोबायोग्राफी; पी० sto Ait 
कृत लाइफ एण्ड AH आफ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ) 

बोस्कावन, एडमिरल एडवर्ड-जून १७४८० में एक संगठित 
जहाजी TSH साथ फ्रांसीसियोंसे बदला लेनेके लिए प्राया, 
जिल्होंने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। बोस्कावेनने 
पांडिचेरी पर घेरा डाल दिया, किन्तु उसने यह कारवाई 
ऐसी ढिलाईके साथ की जिससे पांडिचेरामें फ्रांसीसी 
फौजें वर्षाऋतु तक डटी रहीं। वर्षाऋतु प्रारम्भ हो 
जानेपर उसे अपना बेड़ा हटा लेना TST १७४८ ईश्में 
एक्सला चंपेलकी संधि द्वारा युद्धकी समाप्तिपर वह 
श्रपना बेड़ा लेकर इग्लैंड वापस चला गया। 

बौद्धधरम-की स्थापना गौतम बुद्धने Fo Jo छठीं शताब्दीके 
उत्तराधमें की। यह मूलरूपसे Gata तथा HAF 
सिद्धांतोंपर श्राधृत है जिनको तत्कालीन भारतीय दार्श- 
निक इतना सत्य मानते थे कि उनके लिए प्रमाण्की 
आवश्यकता नहीं थी। कर्मवादकी मान्यताके अनुसार 
जीवके पूर्व॑जन्मके ges ale बुरे कर्मोंके अनुसार उसकी 


वर्तमान जीवन-दशा निश्चित होती है। पुनजंन्मवादके 
अनुसार मृत्यु होनेपर शरीर नष्ट हो जाता है, किन्तु 
आत्मा AAT होनेके कारण मुक्ति प्राप्त होनेतक नये जन्म 
लेता रहता है। परन्तु बौद्धधर्म हिन्दुप्रोंके आत्मवादको 
नहीं मानता । उसकी मान्यताके अनुप्वार एक जन्मका 
कर्मभव दूसरे जन्मके उपपत्तिभवको व्यवस्थित करता है। 

बौद्धधर्म चार ard सत्योंपर aga है : १) संसार 
दुःखमय है; (२) दुःखोंका कारण है; (३) दुःखका नाश 
होता है; तथा (४) दुःखोंके नाशके लिए उपाय भी है । 
बौद्धधर्मकी areas भ्रनसार दुःखोंका मूल कारण तृष्णा 
है, भ्रतः तृष्णाके क्षयसे भवचक्र तथा दुः्खोंसे मुक्ति 
मिलती है । तृष्णाके क्षयके लिए भ्रष्टांग मार्गंका उपदेश 
दिया गया है-- 

(१ ) सम्यक्‌ दृष्टि अर्थात्‌ चार art सत्यों 
तथा भवचतक्रके कारणोंका ज्ञान; ( २ ) सम्यक्‌ संकल्प 
श्र्थात्‌ सांसारिक विषयों, राग-द्वेष तथा हिसाके परित्याग- 
के लिए दृढ़ संकल्प; ( ३ ) सम्यक्‌ aR अर्थात्‌ मिथ्या, 
श्रनुचित तथा दुर्वंचनोंक। परित्याग; ( ४ ) सम्यक्‌ कर्म 
श्र्थात्‌ fear, पर-द्रव्यका अपहरण तथा वासनाकी पूर्तिकी 
इच्छाका परित्याग; ( ५ ) सम्यक्‌ भ्र,जीविका श्रर्थात्‌ 
न्‍्यायपूर्ण जीविका; ( ६ ) सम्यक्‌ व्यायाम प्र्थात्‌ बुरा- 
इयोंका नाश करके अच्छे कमंके लिए उद्यत रहना; 
( ७ ) सम्यक्‌ स्मृति श्र्थात्‌ लोभादिको रोककर चित्त- 
शुद्धि; तया ( ५) सम्यक्‌ समाधि श्रर्थात्‌ चित्तकी 
एकाग्रता । 

अष्टांग मार्गको मध्य मार्ग भी कहा गया है, क्योंकि 
यह दोनों अन्तों ( छोरों ) लोकमें आसक्ति तथा काय-- 
क्लेशसे बचनेका उपदेश देता है। इस ARTE चलनेसे 
निर्वाणकी प्राप्ति होती है, जिसे बौद्धधर्ममें जीवनका परम 
लक्ष्य माना गया है। 

बौद्धधर्म वेद-वचनको प्रमाण नहीं मानता। ag 
वैदिक कर्मंकाण्ड, बलि, दान car ala पाठसे होनेवाले 
किसी फलको स्वीकार नहीं करता तथा व्यावहारिक रूपमें 
ईश्वरके अस्तित्वमें भी विश्वास नहीं करता । उसकी 
मान्यताके अनुसार चार आय॑ सत्योंको अ्रंगीकार कर लेने 
तथा अश्रष्टांग मार्गपर चलनेसे तृष्णाका क्षय होता है, 
जिपसे इसी जीवनमें निर्वाणकरी प्राप्ति होती है तथा 
पुनर्जन्मसे छुटकारा मिल जाता है। बौद्धधर्मका द्वार वर्ण 
तथा जातिके भेदभावके बिना सभीक्े लिए खूला है। 
उसकी मान्यताके अनुसार भिक्षु जीवन अंगीकार कर लेने- 
से निर्वाण प्राप्तका मार्ग सरल हो जाता है, किन्तु 


202 
३०२ 


गृहस्थ, श्रावक भी निर्वाण-प्राप्तिक। अधिकारी बन सकता 


है। बौद्-भिक्षुओको पुरोहितोंके समकक्ष नहीं रखा जा 
सकता क्‍योंकि वे पौरोहित्य कार्य नहीं करते। ब्राह्मणोंकी 
भाँति उनको भी बुद्धजीवीकी कोटिमें ही रखा जा सकता 
है। उनके भोजन तथा निवासकी व्यवस्था श्रद्धालु 
गृहस्थ ( श्रावक ) करते हैं। बौद्धधमंका पालन करनेके 
लिए किसी मन्दिरमें जानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
saat संगठन भिक्षु संघपर आधारित है जो विहारोंमें 
निवास करता है और बुद्धकी शिक्षाप्रोंका उपदेश देता 
है। बौद्ध लोग गौतम बुद्धकों ईश्वर न मानकर महा- 
पुरुष मानते हैं, जिन्होंने सत्यका साक्षात्कार किया था 
ate जिनके उपदेशोंपर चलंनेसे बुद्धत्त्वकी प्राप्ति होती 
है बौद्धधर्मंका प्रसार प्रारम्भमें गौतम बुद्धने उत्तरप्रदेश 
तथा बिहारमें ame मैदानमें किया । उनके निर्वाणके 
लगभग Wo वर्ष बाद सम्राद्‌ अशोकने बौद्धधर्म अंगी- 
कार किया तथा भिक्षुओंको धर्मप्रचारके लिए देश-देशां- 
तरोंमें भेजा, जिसके फलस्वरूप बौद्धधर्मका प्रसार धीरे- 
घीरे सारे विश्वमें हो गया और वह विश्वधर्म बन गया। 
कालान्तरमें बौद्धधर्मका उसके जन्मस्थान भारतमें 
लोप हो गया | उसके ह्वासके aH कारण थे । बौद्ध- 
विहारोंमें धीरे-धीरे aga सम्पत्ति एकत्र हो गयी जिससे 
भिक्षुओंके जीवनमें शिथिलाचारका प्रवेश हो गया और 
बहुतसे अ्रवांछनीय तथा अयोग्य व्यक्ति भी freq जीवनकी 
are श्राकषित होने लगे | गृहस्थोंकी तुलन में भिक्षुओंकी 
संख्या बहुत afew हो गयी और बौद्धधर्म क्रमिक रूपसे 
निवृत्ति एवं झ्राचार-अधान धर्मसे प्रवृत्ति-प्रधात महायान- 
में परिवर्तित हो गया । बादमें उसमें तन्त्रवादके रूपमें 
खुले व्यभिचारका प्रवेश हुआ | उधर शंकराचार्य (Fo) 
sie कुमारिल भट्ट (दे०) सदश विद्वानोंने हिन्दू धर्मको 
नवोस्मेष प्रदान किया । sat मुसलमानोके श्राक्रमणके 
फलस्वरूप भारतसे बौद्धधर्मका पूर्ण लोप हो गया, हालां- 
कि संसारकी एक तिहाई जनसंख्या आज भी बौद्ध धर्मा- 
वलम्बी है। (एस० राधाएष्णन्‌ wa हिस्ट्री आफ इंडियन 
फिलासफी खंड १; राइस डेविड्स ga बुद्धिज्प; ama 
ga feet ace बुद्धिस्ट थाट; सर चार्ल्स ईलियट छत 
हिन्दुइज्म एण्ड बुद्धिज्म, तीन खंडोंमें; fo att ga 
बुद्धिज्म, rea इसेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट ) 
ata संगीति-का श्रायोजन चार बार हुआ। पहली संगीति 
( महासभा ) गौतम बुद्धके तिर्वाणके बाद ही राजगृह 
( श्राधुनिक राजगिरि )में हुई। इसमें बौद्ध स्थविरों 
( घेरों ) ने भाग लिया और बुद्धके प्रमुख शिष्य महा- 


ata संगीति-बोदध साहित्य 





कस्यप ( महाकश्यप )ने उसकी भअ्रध्यक्षता की। चू'कि 
बुद्धने अपनी शिक्षाओंकों लिपिबद्ध नहीं किया था, इस 
लिए संगीतिमें उनके तीन शिष्यों--महापप्डित महा- 
काश्यप, सबसे वयोवृद्ध उपालि तथा सबसे प्रिय शिष्य 
आतन्दने उनकी शिक्षाओ्रोंका संगायन किया । तत्पश्चात 
उनकी ये शिक्षाएँ गुरु-शिष्य परम्परासे मौखिक चलती 
रहीं, उन्हें लिपिबद्ध बहुत बादमें किया गया । 

एक शताब्दी बाद बुद्धोपदिष्ट कुछ विनय-नियमोंके 
सम्बन्धमें भिक्षुओ्रोंमें विवाद उत्पन्न हो जानेपर वशार्लमें 
दूसरी संगीति हुई। इस संगीतिमें विनय-नियमोंको कठोर 
बनाया गया और जो बुद्धोपदिष्ट शिक्षाएँ afafad रूपमें 
प्रच लत थीं उनमें संशोधन किया गया । 

बौद्ध अ्रनुश्रुतियोंके भ्रतुसार बुद्धेके परिनिर्वाणके 
२३६ वर्ष बाद सम्राट्‌ भ्रशोकके सं रक्षणमें तीसरी संगीति 
हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कथावत्यु के 
रचयिता तिस्स मोग्गलीपुत्रने की । विश्वास किया जाता 
है कि इस संगीति में त्िपिटक ( दे० )को ग्रन्तिम रूप 
प्रदान किया गया । यदि इसे सही मान लिया जाय कि 
WUE अपना सारनाथवाला स्तम्भ-लेख इस संगीतिके 
बाद उत्कीर्ण कराया, तब यह मानता उचित होगा कि 
इस संगीतिके निर्णयोंको इतने अ्रधिक बौद्ध भिक्षु-भिक्षु- 
णियोंने स्वीकार नहीं किया कि अशोकको धमकी देने 
पड़ी कि संघमें फूट डालनेवालोंको कड़ा दण्ड दिया 
जायगा। 

चौथी और अंतिम संगीति कुषाण सम्राट कनिष्कके 
शासनकाल ( लगभग १२०-१४४ Fo ) में हुई। इस 
संगीतिमें त्रिपिटकका प्रामाणिक भाष्य तैयार किया गया, 
जिसे ताम्रपत्नोंपर उत्कीर्ण कराकर कुंडल वन-विहारमें 
स्तूपका निर्माण कराकर उसीमें सुरक्षित रख दिया 
गया । इन ताम्रपत्नोंको श्रभी तक उपलब्ध नहीं किया 
जा सका है। ( कने--मैनुएल आफ बुद्धिज्म; राइस 
डे बिड्स-बुद्धिज्म; इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, मार्च 
१९५९ ) 

बौद्ध साहित्य-की रचना गौतम बुद्धके निर्वाणके बाद हुई। 

गौतम बुद्धने अपने उपदेशोंको लिपियद्ध नहीं किया। 
उनके निर्वाणके बाद ही राजमृहमें प्रथम संगीतिमें उनके 
तीन प्रमुख शिष्यों, श्रानन्द, उपालि तथा कश्यपने 
उनकी शिक्षाप्रोंका सर्वप्रथम संगायन किया । विश्वास 
किया जाता है कि त्विपिटकमें बुद्धके इन्हीं बचनोंका 
संग्रह है । अनेक शताब्दियों तक इन बुद्ध-बचनोंका संगा- 
यन होता रहा और वे गुरु-शिष्य परम्परासे केवल 


303 


बोद्ोंमें सम्प्रदाय-भेद 


३०३ 





मौखिक रूपमें प्रचलित रहे | ई० पू० ८० में सिहलद्वीपके 
राजा वट्टगामणिके शासनकालमें इनको सर्वप्रथम लिपि- 
बद्ध किया गया। fafsest सुत्तपिटक, विनयपिटक 
तथा अभिधम्मपिटककी गणना होती है। सुत्तपिटकमें 
बुद्धेके उपदेशों और संवादोंका संग्रह है । विनयपिटकमें 
fag संघके श्राचार-विचार एवं नियमोंका तथा श्रभि- 
धम्मपिटकमें बौद्धधमंके आ्राध्मात्मिक एवं दाशंनिक 
विचारोंका संग्रह है| सुत्तपिटकके पाँच बड़े विभाग हैं, 
जो “निकाय 'के नामसे प्रसिद्ध हैं। इनके अ्न्तगंत धम्म- 
पद, थेरगाथा, थेरीगाथा तथा जातक आदि ग्रन्थ हैं | 
विनयपिटक भी तीन विभागोंमें विभक्त है | अभिधम्म- 
पिटकके सात विभाग हैं, जिनमें धम्मसंगणि मूल ग्रन्थ 
माना जाता है। 
इस समय त्रिपिटक साहित्य चार भाषाश्रोंमें मिलता 
है । उसका पाली संस्करण मुख्य रूपसे सिंहलद्वीप, वर्मा 
war eat प्रचलित है। नेपाल तथा मध्य एशियाके 
बौद्ध केन्द्रोमें उसका संस्कृत रूपान्तर प्रचलित है। उसका 
चीनी भाषामें अनुवाद संस्कृतसे हुआ तथा ईसवी सन्‌को 
नवीं तथा ग्यारहवीं शताब्दीके बीच भोट भाषामें रूपा- 
IT हुआ | उसका जापानी रूपांतर १०० जिल्दोंमें उप- 
लब्ध है, जिनमेंसे प्रत्येक में एक हजार पृष्ठ हैं। 
त्विपिटकके अतिरिक्त नागसेत रचित “मिलिन्दपन्हों' 
( लगभग १४७ ६० पू० ) तथा बुद्धघोष रचित 'विशुद्धि- 
my बौद्धोंके प्रमुख धर्मग्रन्थ हैं। ( ताकाकुशु कृत 
एंशेन्शियल्स आफ बुद्धिस्ट फिलापफी ) 
बोद्धों में सम्प्रदाय-लेद-इस कारण gat कि गौतम बुद्धके 
जीवनकालमें उनकी शिक्षाओंको लिपिबद्ध नहीं किया 
गया था । फलतः उनके परिनिर्वाणके बाद ही firs 
भिक्षुणियोंके श्राचार-नियमों तथा उनके वचनोंके अभि- 
प्रायकों लेकर उनके शिष्योंमें वाद-विवाद होने लगा। 
उनके परिनिर्वाण्के एक शताब्दीके aac ही बौदोंमें 
अनेक निकायों (सम्प्रदायों) का भ्राविर्भाव हो चुका 
था, जिनमें दो मुख्य निकाय बादमें हीनयान और महा- 
यानके नामसे प्रसिद्ध हुए। हीनयान निकायका साहित्य 
पाली भाषामें तथा महायानका संस्कृत भाषामें निबद्ध 
होनेके कारण हीनयानकों पाली निकाय तथा महामानको 
संस्कृत निकाय भी कहते हैं। हीनयान मुख्य रूपसे 
श्रीलंका (fags द्वीप) तथा anit प्रचलित होनेके 
कारण बहुधा दक्षिणी बौद्धधर्म भी कहा जाता है। 
इसी प्रकार महायान मुख्यरूपसे नेपाल, चीन, तिब्बत, 
मंगोलिया, कोरिया तथा जापानमें प्रचलित होनेके कारण 


उत्तरी बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। हीनयान और महा- 
मान, दोनों ही यान (मार्ग) बौद्धधर्के निकाय होनेके 
कारण कुछ लॉग उसके साथ ‘a’ तथा ‘ae’ विशेषण 
का प्रयोग उचित नहीं मानते और इसीलिए वे हीनयान 
को स्थविरों (थेरों) का मार्ग waar स्थविरवाद (थेर- 
वाद) कहना पसंद करते हैं। 

बौद्धधर्ममें सम्प्रदाय-भेद किस कालमें gar, यह 
निश्चित रूपसे ज्ञात नहीं है। महायानका अ्र.विर्भाव 
अचानक नहीं हुआ, वरन्‌ उसका विक,स अनेक शता- 
ब्दियोंमें क्रमक रीतिसे हुआ। कुछ लोग महायानका 
उद्गम महासंधिक और सर्वास्तिवादी निकायोंसे मानते 
हैं, जो ई० Go ३५० में वत्तमान थे। श्रशोक (लगभग 
ई० go २७३-२३१) के शिलालेखोंमें महायानके 
अस्तित्वका कोई संकेत नहीं मिलता । कनिष्क (राज्या- 
रोहण लगभग १२० ई०) के शासनकालमें चौथी बौद्ध 
धर्मसंगीति (धर्म महासभा ) हुईं। उस समय भी महयान 
का विशेष प्रचार नहीं था, हालांकि नागाजुनने, जो 
कनिष्कका समकालीन एवं aif था, श्रपनी 'क.रिका' 
में हीत॒यानके मतोंका खंडन किया है। ईसवी सन्‌की 
चौथी शताब्दीमें जब फाहियान भारत आया था तो 
उसने सभी स्थानोंपर हीनयानी भिक्षुओंके विहारोंके 
साथ-साथ महायानी भिक्षुओंके विहार भी पाये थे। 
अतः महायानका विकास ईसवी सन्‌ की दूसरी ae 
चौथी शताब्दीके मध्य हुआ होगा । इसी कालमें बहुतसे 
विदेशियोंने भी बौद्धधर्म mem fear) इस आधारपर 
यह मत प्रतिपादित किया जाता है कि महायानका 
विकास इनकी प्रवृत्तियोंकों ध्यानमें रख कर हुआ । परन्तु 
यह मत भी युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि महायानका 
विकस भारतीय बौद्धोंकी आध्यात्मिक तथा दाशेनिक 
प्रवृत्तियोंके श्राधारपर हुआ, sails बादके युगोंमें यह 
भारतकी भ्रपेक्षा भारतके बाहरके देशोंमें ग्रधिक लोकप्रिय 
हुआ । 

हीनयान भर महायान निकायमें व्यापक सिद्धान्त- 
भेद है। हीनवान-वादियोंके अनुसार सिद्धार्थ गौतम 
बुद्धघद लाभ करनेवाले एकमात्र बुद्ध थे, जिन्होंने स्वयं 
निर्वाण लाभ किया और जिनकी शिक्षाओंका अनुसरण 
करनेसे अन्य लोग भी इस जीवन अ्रथवा परवर्ती जीवनमें 
निर्वाण-लाभ कर सकते हैं। इस Ay बुद्ध अथवा बुद्ध 
प्रतिमाओंकी पूजा अचेना तथा भक्तिका कोई स्थान नहीं 
है, क्योंकि हीनयानी बुद्धको ईश्वर न मानकर महपुरुष 
भानते हैं, जिन्होंने अपने पुरुषार्थसे बुद्धत्व लाभ कर ATT 


204 


३०४ 


अ्जभाषा-श्रह्मसभा 





के कारणभूत कर्मबीजोंको दग्ध कर दिया था। प्रत्येक 
व्यक्ति उन्हींकी भाँति अपने पुरुषार्थसे तृष्णाका क्षय करके 
तथा अ्रष्टांगिक मार्गके अनुकूल सम्यक्‌ जीवन अपना 
करके निर्वाण लाभ कर सकता है । महायानियोंके अ्नु- 
सार असंख्य वुद्धोंमें सिद्धाथ गौतम भी बुद्धावतार थे। 
अतीतकालमें भी अनेक बुद्ध हो चुके हैं और भ्रनागतकाल 
में भी होंगे। केवल इस लोकमें ही नहीं, गंगा नदीकी 
बालूके कणोंकी भाँति श्रनन्त लोकोंमें कोटि कल्पोंके 
अन्तर पर बुद्धोंका अवतार और धर्मपदेश होता रहता 
है। यह लोक श्रनंताकाशमें धूलके कणके समान तथा 
अनंतकाल प्रवाहमें एक क्षणके समान है, इस कल्पमें 
भावी बुद्ध मैत्रेय होंगे। अ्रतीतकालके बुद्ध और war 
बुद्ध सर्वेशक्तिमान्‌ देवाधिदेव हैं जो मनुष्योंकी 
प्रार्थथा तथा स्तुतिपाठसे श्रनुग्रहशील होते हैं तथा फूल- 
धूप-दीपादिके अर्पणसे प्रसन्‍न होते हैं । 

अंततोगत्वा चीनमें ग्रमिद अथवा अमिताभ बुद्धकी 
पूजा प्रचलित हो गयी, जिनका प्रारम्भिक बौद्ध ग्रंथोंमें 
कोई उल्लेख नहीं मिलता । यह माना जाता है कि वे 
सुखावती लोकमें निवास करते हैं। उनके श्रद्धालु भक्तों 
द्वारा कामना की जाने लगी कि मरणोपरान्त उनका 
जन्म उन्हींके लोकमें हो । निर्वाण तथा गौतम बुद्धको 
भुला दिया गया। महायानी बौद्ध साधकके जीवनका 
उद्देश्य व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करना नहीं होता । वह 
बोधि प्राप्त कर लेनेपर अपने व्यक्तिगत निर्वाणके लिए 
नहीं, बल्कि विश्वके सभी प्राणियोंके निर्वाणके लिए 
उद्योग करता है। ऐसे साधकको “बोधिसत्व' कहते हैं । 
इस प्रकार महायानमें बुद्धों और बोधिसत्वोंकी पूजा 
प्रचलित हो गयी। मन्दिरोंमें उनकी प्रतिमाओंकी 
प्रतिष्ठापना होने लगी ate विविध विधि-विधानोंसे 
उनकी वंदना और पूजा होने TAT 

बुद्धेध जीवनकाल, जातक कथाओं में वर्णित पूर्वजन्मों 
तथा ललितविस्तर जैसे बादके ग्रंथों में वणित उनके 
जीवनकी विविध घटनाश्रोंके ग्राधारपर बोद्ध स्थापत्य- 
के अंतगंत मूर्तियोंका निर्माण प्रचुर मात्रामें होने लगा। 
बौद्ध धमंग्रंथोंका प्रणयन संस्कृतमें होने तथा बुद्धों एवं 
बोधिसत्वोंकी मूर्ति पूजा प्रचलित होनेसे धीरे-धीरे महा- 
यान बौद्धधर्म और हिन्दूधमं के बीच अंतर मिटने लगा 
और अंततोगत्वा बौद्धधर्म हिन्दूधमंमें समाहित हो गया । 
हीनयान और महायानमें सिद्धांत-भेद होते हुए भी दोनों 
बुद्धोपदिष्ट मार्ग हैं और दोनों ही बुद्धकी शिक्षाप्रोंपर 
आधारित हैं। दोनोंका विकास प्पने ढंगसे अ्लग-झमलग 


भूमियोंपर तथा अलग-अलग वातावरणमें हुआ है। 
(ईलियट-हिन्दुइज्म एण्ड afasa; ato vo स्मिथ- 
आक्सफोर्ड feet आफ इंडिया, मेकग्रेगर-इंट्रोडक्शन 
दू महायान फिलासफी; सुजुकौ-डे वलपमेष्ट आफ सहायान 
बुद्धिज्स; एन० दत्त--एस्पेबट्स आफ महायान बढ्धिज्म) 

ब्रजभाषा-हिन्दीकी एक बोली । वल्लभाचार्यके शिष्य कवियों 
ने, जो अष्टछापके नामसे सामूहिक रूपमें प्रसिद्ध हैं, 
इसका उपयोग किया और लोकप्रिय बनाया । वल्लभा- 
चार्यके शिष्योंमें सबसे प्रमुख सूरदास थे, जिन्होंने सूर- 
सागरकी रचना की । सूरसागरमें विशेष रूपसे कृष्णकी 
बाल-लीलाओंका wht वर्णन हैं। प्रसिद्ध भक्त कवि 
मीराबाईने भी ब्रजभाषामें गीतोंकी रचना की थी। 

ब्रजभूमि-यमुनाके तटवर्ती उस क्षेत्रका नाम, जिसमें मथुरा 
और. वृन्दावन स्थित हैं। वैष्णव भकतोने कृष्ण भोर 
राधाकी लीला-भूमिके wat इसका वर्णन किया है । 

बह्म-परमतत्माकी संज्ञा । ब्राह्मण दाशनिकोंने परमात्माको, 
जो अन्तर्यामी और घट-घटव्यापी पथ-दर्शक हैं, इस 
daa सम्बोधित किया है। उपतिषदों और वेदान्त 
दर्शनमें ब्रह्म-स्वरूपकी चर्चा है। शंकराचार्यने अपनी 
रचनाश्रोंमें ब्रह्मगादकी विस्तारसे व्याख्या की है । 

ब्रह्मजीत गौड़-शेरशाह्‌ (१५३०-४५ ई०) की सेवामें 
नियुक्त एक हिन्दू सेनापति । 

ब्रह्मणस्पति-ऋगवेदमें afta एक देवता, जो प्रार्थन|का 
अधिपति है। 

अह्मपाल-का म रूपके पाल राजवंशका प्रवतंक, जो लगभग 
१००० fo में हुआ। सालस्तम्भ राजवंशका उच्छेद 
होनेपर, ब्रह्म पालको, जो सालस्तम्भ राजवंशसे सम्बन्धित 
था, जनताने उसकी योग्यताके कारण कामरूपका शासक 
चुना | उसके वंशमें aS राजा हुए, सभीके नामोके 
अन्तमें 'पाल' शब्द जुड़ा हुआ है। ये बंगालके सम- 
कालीन पाल राजाश्रोंसे भिन्‍न हैं। ब्रह्मपाल राजवंशका 
बारहवीं शताब्दीके पूर्वाध॑में aa et गया । (ato के० 
बरुआ GAT फल्चरल हिस्ट्री आफ आसाम, पृष्ठ ३३-३५) 

ब्रह्मपुत्र-एक विशाल नदी, जो तिब्बतसे, जहाँ इसे सांगपो 
कहते हैं, निकल कर भारतमें आती है। इसकी लम्बाई 
१८०० मील है। आसाम प्रदेशसे गुजरती हुई यह पहले 
पूवंसे पश्चिम और फिर दक्षिणकी तरफ बहकर बंगालमें 
ame मिलती है। प्राचीन नगर प्राग्ज्योतिषपुर, 
(आधुनिक गोहाटी), कामरूप राज्यकी राजधानी, ब्रह्म- 
पुत्रके तटपर बसा हुआ था। 

बअह्मसभा-एक एकेश्वरवादी संगठन, जिसकी स्थापना राजा- 


Bes 
ब्रह्म समाज आस्दोलन-ब्रह्मावर्त 

राम मोहन रायने १८२८ ई० में कलकत्तामें की । इसका 
उद्देश्य उन सभी लोगोंकों एक मंचपर लाना था जो 
एकेश्वरवादमें विश्वास करते थे और मूतिपूजाका 
खंडन करते थे। आरम्भमें इसकी' बैठकें कि रायेके मकान- 
में होती थीं और इसके प्रथम मंत्री थे श्री ताराचन्द्र 
चक्रवर्ती। शनिवारकों इसकी साप्ताहिक सभाएँ होतीं 
थीं, जिनमें ब्राह्मणों द्वारा वेद-पाठ किया जाता था। 
शीघ्र ही wait बड़ी संख्यामें लोग भाग लेने 
लगे, Ta: राजा राम मोहन रायने १८३० .ई० में इसके 
सदस्योंसे एकत्न किये गये चन्देसे चितपुर रोडपर एक 
मकान खरीद कर ट्रस्टियोंकी समितिको सौंप दिया । 
. अ्रब यह माना जाता है कि ब्रह्मसभाने ही ब्रह्मसमाजकी 
स्थापनाका मार्ग प्रशस्त किया है, यद्यपि दोनों संगठनोंमें 
मौलिक अन्तर था। उदाहरणार्थे, ब्रह्मसभाके सदस्य, 
ब्राह्ममाजके सदस्योंके विपरीत अपनेको हिन्दू घोषित 
करते थे और धार्मिक कामों तथा विवाहों झादिमें वर्ण- 

व्यवस्थाकों मानते थे । 
बह्म-समाज आन्दोलन-का श्रीगणेश राजा राम मोहन राय 
द्वारा १८५२८ ई० में स्थापित ब्रह्मसभासे Gar | ब्रह्मसभा- 
का उद्देश्य असाम्प्रदायिक आधारपर एकेश्वरवादका 
प्रचार करना था । ag विभिन्‍न सामाजिक सुधारों, जैसे 
जाति-पांतिका उन्मूलन, अन्तर्जातीय विवाहका प्रचलन 
तथा महिलाओंका उद्धार और उनमें शिक्षाप्रसारके पक्ष- 
में थी। राम मोहन रायके इंग्लैण्ड प्रस्थान करने और 
वहां उनकी मृत्यु हो जानेके फलस्वरूप ब्रह्मसभा निष्प्राण 
हो गयी, किन्तु महर्षि देवेन्रनाथ ठाकुर (१८१७-१६०५ 
ई०) ने १८५४३ ई०में इसका नेतृत्व dart कर aK 
तत्त्ववोधिनी पत्निका द्वारा इसके सिद्धांतोंका प्रचार करके 
इसे नवजीवन प्रदान किया । उस समय इस' आंदोलनका 
उद्देश्य हिन्दूधमंके एकेश्वरवादी स्वरूपका प्रचार करना 
था। ब्रह्मसभाके सदस्य वेदोंको अ्पौरुषेय मानते थे तथा 
जाति-पाँतिके उन्मूलन, अंतर्जातीय विवाह आदि सामा- 
जिक सुधारोंके विरुद्ध थे । परंतु नवयुवक वर्गने, जिसका 
नेतृत्व प्रा रम्भमें अ्रक्षेयकुमार सेन और बादमें केशवचन्द्र 
सेनने किया, वेदोंके अ्पौरुषेय होनेमें शंका प्रकट की और 
ब्रह्मसभाके सदस्यों द्वारा जाति-पाँतिको न मानने तथा 
अन्य सामाजिक सुधारोंका समर्थन करनेपर जोर दिया | 
देवेन्द्रगाथ ठाकुरने उनकी इस माँगको स्वीकार नहीं 
किया भौर १५६५ ई० में केशवचनद्ध सेन और उनके 
अ्रनुयायियोंको सभी पदोंसे ger दिया। इस प्रकार ब्रह्म- 
समाज पश्रांदोलनमें गहरी फूट पड़ गयी। तत्पश्चात्‌ 


२० ३०५ 





देवेन्रनाथ और उनके श्रनुयायियोंने भ्रादि ब्राह्मममाज 
गठित किया जो हिन्दुओ्रोंके शुद्ध एकेश्वरवादका प्रतिपादक' 
और सामाजिक सुधारोंका विरोधी था | तवयुवक वर्ग- 
ने केशवचन्द्र सेनके नेतृत्वमें ब्राह्मममाजकी स्थापना की, 
जो १८७८ ई० तक खूब फला-फूला | १८७८ ई० में 
केशवचन्द्रसेन भर उनके श्रनुयाय्ियोंमें कुछ सिद्धांतोंपर 
मतभेद हो जाने ae मुख्यरूपसे उनकी अभ्रवयस्क' कन्याका 
हिन्दू रीत्यानुसार महाराज कूच बिहारसे विवाह होनेके 
कारण, ब्राह्मसमाजमें पुनः फूट पड़ गयी और विरोधी 
दलने साधारण ब्राह्मसमाजकी स्थापना की । केशवचन्द्र 
सेन और उनके समर्थकोंने भी 'नवविधान” नामक नया 
संगठन खड़ा कर दिया । इस प्रकार ब्राह्मसमाजी इस 
समय तीन दलोंमें विभक्त हैं--आदि ब्राह्ममाज, साधा- 
रण ब्राह्मसमाज तथा नवविधान । तीनों दलोंके उपासना- 
गृह अलग-अलग हैं। 
ब्राह्मममाज आंदोलनका सूत्रपात तो कलकत्तामें हुआ, 
परन्तु शीघ्र ही उसका प्रचार सारे बंगालमें तथा बंगाल- 
के बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मद्रास तक हो गया। 
सभी प्रांतीय समाज साधारण ब्राह्मसमाजसे सम्बद्ध हैं । 
महाराष्ट्रमें इसका नाम 'प्राथना समाज? रखा गया । 
बादमें ब्राह्मममाज श्रांदोलनका जोर काफी कम पड़ 

गया। किन्तु इस आदोलनने देशकी बहुमूल्य सेवा की । 
यह आंदोलन पर्दा प्रथा मिटाने, विधवा-विवाह्‌ प्रचलित 
करने, अंतर्जातीय विवाहको वैध ठहरानेवाला कानून 
बनवाने, जाति-पाँतिके बंधनोंको शिथिल करने, हिन्दुओं- 
को ईसाई बननेसे रोकने तथा उच्च शिक्षाका, विशेषरूपसे 
महिलाओंमें शिक्षाका प्रचार करनेमें सहायक सिद्ध हुआ । 
किन्तु इसे हिन्दुओंमें एकेश्वरवादका प्रचार करने तथा 
मूर्ति-पूजा समाप्त करानेमें बहुत थोड़ी सफलता मिली । 
(शिवनाथ शास्त्री रचित हिस्द्री आफ दि ब्राह्म समाज, 
खंड १-२) 

wate देश-मनुने थानेश्वरके आस-पासके क्षेत्र, पूर्वी 
राजस्थान, गंगा Ate यमुनाके Sara तथा मथुरा जिले- 
के अंचलको ag नाम दिया है । 

ब्ह्मा-एक हिन्दू देवता । विष्णु और शिवके साथ त्रिदेवोंमें 
इनकी गणना होती है। ये सृष्टिकी रचना करते हैं 
और वेदोंमें इन्हें विधाता, हिरण्यगर्भ तथा प्रजापति 
कहा गया है। 

ब्रह्मावर्त-इससे उस प्रदेशका बोघ होता था जो सरस्वती 
ate दृष्टूबती नदियोंके बीचमें स्थित था । anf दोनों 
नदियाँ लुप्त हो चुकी हैं, भ्रत: इस प्रदेशकी सीमाओोंकी 
सही-सही पहचान नहीं हो सकती । 


202 
३०२ 





. गृहस्थ, श्रावक भी निर्वाण-प्राप्तिका भ्रधिकारी बन सकता 


है। बौद्ध-भिक्षुओकों पुरोहितोंके समकक्ष नहीं रखा जा 
सकता क्‍योंकि वे पौरोहिंत्य कार्य नहीं करते। ब्राह्मणोंकी 
भाँति उनको भी बुद्धजीवीकी कोटिमें ही रखा जा सकता 
है। उनके भोजन तथा निवासकी व्यवस्था श्रद्धालु 
गृहस्थ ( श्रावक ) करते हैं। बौद्धधमंका पालन करनेके 
लिए किसी मन्दिरमें जानेकी ग्रावश्यकता नहीं पड़ती । 
saat संगठन भिक्षु संघपर आधारित है जो विहारोंमें 
निवास करता है और बुद्धकी शिक्षाओरंका उपदेश देता 
है। बौद्ध लोग गौतम बुद्धको ईश्वर न मानकर महा- 
पुरुष मानते हैं, जिन्होंने सत्यका साक्षात्कार किया था 
और जिनके उपदेशोंपर चलंनेसे बुद्धत्त्वकी प्राप्ति होती 
है बौद्धधर्मंका प्रसार प्रारम्भमें गौतम बुद्धने उत्तरप्रदेश 
तथा बिहारमें गंगाके' मंदानमें किया । उनके निर्वाणके 
लगभग २५० वर्ष बाद सम्राट्‌ अशोकने बौद्धधर्म अंगी- 
कार किया तथा भिक्षुओंको धर्मप्रचारके लिए देश-देशां- 
तरोंमें भेजा, जिसके फलस्वरूप बौद्धधर्मका प्रसार धीरे- 
धीरे सारे विश्वमें हो गया और ag विश्वधर्म बन गया। 
कालान्तरमें बोद्धधर्मका उसके जन्मस्थान भारतमें 
लोप हो गया | उसके ह्ासके भ्रनेक कारण थे । बौद्ध- 
विहारोंमें धीरे-धीरे aga सम्पत्ति एकत्र हो गयी जिससे 
भिक्षुओंके जीवनमें शिथिलाचारका प्रवेश हो गया और 
बहुतसे शभ्रवांछनीय cat. water व्यक्ति भी भिक्षु जीवनकी 
और झ्राकषित होने लगे | गृहस्थोंकी gaa में भिक्षुओंकी 
संख्या aga afew हो गयी और बौद्धधर्म ahaa रूपसे 
निवृत्ति एवं आचार-अधान धर्मसे प्रवृत्ति-प्रधान महायान- 
में परिवर्तित हो गया । बादमें उसमें तन्त्रवादके रूपमें 
खुले व्यभिचारका प्रवेश हुआ | उधर शंकराचार्य (दे०) 
भर कुमारिल भट्ट (दे०) vam विद्वानोंने हिन्दू धर्मको 
नवोन्मेष प्रदान किया । seat मुसलमानोके श्राक्रमणके 
फलस्वरूप भारतसे बौद्धधर्मका पूर्ण लोप हो गया, हालां- 
कि संसारकी एक तिहाई जनसंख्या आज भी बौद्ध धर्मा- 
वलम्बी है। (Tao राधाएष्णन्‌ Ha हिस्ट्री आफ इंडियन 
फिलासफी खंड १; राइस डेविड्स छत बुद्धिज्म; ame 
wa हिस्ट्री आफ बुद्धिस्ट ate; सर aed ईलियट Ba 
हिल्दुइज्म एण्ड बृद्धिज्म, तीन खंडोंमें; fo att कृत 
बुद्धिज्म, इट्स इसेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट ) 
ata संगीति-का झ्रायोजन चार are gant पहली संगीति 
( महासभा ) गौतम बुद्धके तिर्वाणके बाद ही राजगृह 
( श्राधुनिक राजगिरि )में हुई। इसमें बौद्ध स्थविरों 
( घेरों ) ने भाग लिया और बुद्धके प्रमुख शिष्य महा- 


ata संगीति-बोदध साहित्य 
कस्यप ( महाकश्यप )ने उसकी भ्रध्यक्षता की a fe 
बुद्धने अपनी शिक्षाओंकों लिपिबद्ध नहीं किया था, इस 
लिए संगीतिमें उनके तीन शिष्यों--महापण्डित महा- 
काश्यप, सबसे वयोवृद्ध उपालि तथा सबसे प्रिय शिष्य 
आलनन्‍्दने उनकी शिक्षाओ्रोंका संगायन किया । तत्पश्चात 
उनकी ये शिक्षाएँ गृरु-शिष्य परम्परासे मौखिक चलती 
रहीं, उन्हें लिपिबद्ध बहुत बादमें किया गया । 
एक शताब्दी बाद बुद्धोपदिष्ट कुछ विनय-नियमोंके 
सम्बन्धमें भिक्षुत्रोंमें विवाद उत्पन्त हो जानेपर Sere 
दूसरी संगीति हुई। इस संगीतिमें विनय-नियमोंको कठोर 
बनाया गया और जो बुद्धो पदिष्ट शिक्षाएँ afafad रूपमें 
प्रच लत थीं sat संशोधन किया गया । 
बौद्ध अ्नुश्वुतियोंके अनुसार बुद्धके परिनिर्वाणके 
२३६ वर्ष बाद TH भ्रशोकके संरक्षणमें तीसरी संगीति 
हुई, जिसकी श्रध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ 'कथावत्युके 
रचयिता face मोग्गलीपुत्रने की । विश्वास किया जाता 
है कि इस संगीति में त्रिपिटक ( दे० )को अन्तिम रूप 
sara किया गया । यदि इसे सही मान लिया जाय कि 
अ्शोकने अपना सारनाथवाला स्तम्भ-लेख इस संगीतिके 
बाद उत्कीर्ण कराया, तब यह मानता उचित होगा कि 
इस संगीतिके निर्णयोंको इतने श्रधिक बौद्ध भिक्षु-भिक्षु- 
णियोंने स्वीकार नहीं किया कि अशोकको धमकी देने 
पड़ी fe dat फूट डालनेवालोंको कड़ा दण्ड दिया 
जायगा। 
चौथी और अंतिम संगीति कुषाण ware कनिष्कके 
शासनकाल ( लगभग १२०-१४४ Fo ) में Bl इस 
संगीतिमें त्विपिटकका प्रामाणिक भाष्य तैयार किया गया, 
जिसे ताम्रपत्नोंपर उत्कीर्ण कराकर कुंडल वन-विहारमें 
स्तूपका निर्माण कराकर उसीमें सुरक्षित रख दिया 
गया । इन ताम्रपत्नोंकों oft तक उपलब्ध नहीं किया 
जा सका है। ( कनें--मैनुएल आफ बुद्धिज्म; राइस 
डेविड्स-बुद्धिज्म; इंडियन हिस्डारिकल ease, सार्च 
१९५९ ) 
बौद्ध साहित्य-की रचना गौतम बुद्धके निर्वाणके बाद हुई। 
गौतम बुद्ने अपने उपदेशोंको लिपियद्ध नहीं किया। 
उनके निर्वाणके बाद ही राजगृहमें प्रथम संगीतिमें उनके 
तीन प्रमुख शिष्यों, श्रानन्द, उपालि तथा कश्यपने 
उनकी शिक्षाओंका सर्वप्रथम संगायन किया । विश्वास 
किया जाता है कि त्रिपिटकमें बुद्धके इन्हीं वचनोंका 
संग्रह है । अ्रनेक शताब्दियों तक इन बुद्ध-वचनोंका संगा- 
यन होता रहा और वे गुरु-शिष्य परम्परासे केवल 





304 


ब्रिठिश प्रशासन तंत्र 





प्रेसीडेन्सियोंको उसके अधीन करके किया गया। मद्रास 
are बम्बई, प्रेसीडेन्सियोंका प्रशासन भी गवंनर तथा 
उसकी परिषदमें निहित कर दिया गया | एक्टमें गवेनर- 
जनरल तथा उसकी परिषद्‌्के सदस्योंके नाम उल्लिखित 
थे। चूंकि सभीका कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित कर 
दिया गया था, उनको अपना क/येकाल पूरा होनेसे पहले 
वापस बुला लेनेकी भी व्यवस्था थी और सभी निर्णय 
बहुमतसे लेनेका प्राविधान था, wa: श्रारम्भसे ही इस 
प्रशासनिक व्यवस्थामें एक व्यक्तिके निरंकुश meat 
श्रसम्भव बना दिया गया था और उसका संचालन पार- 
स्परिक विचार-विमर्श और सहमतिके श्राधारपर ही हो 
सकता था। इसके अतिरिक्त रेग्युलेटिंग एक्टके अन्तर्गत 
कलकत्तामें एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, 
जिसमें एक' मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीशों 
की नियुक्ति की गयी और सभीकों ऊँचा वेतन दिया 
गया। सभी नियुक्तियाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा की गयीं 
थीं और सर्वोच्च न्यायालयका अधिकार-क्षेत्र कलकत्ता 
स्थित सभी ब्रिटिश नागरिकों तथा ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
सभी अधिकारियों तक विस्तृत था। इस प्रकार एक्टके 
द्वारा ईस्ट इंडिया कम्पनीके प्रशासित क्षेत्रोंमें कानूनका 
शासन स्थापित करनेक। प्रयास किया गया-। 

इसके बावजूद रेग्यूलेटिंग एक्ट, waa दृष्टियोंसे 
afeqa at, जैसा कि १७७३-८४ ई०की अवधिमें प्रथम 
गवर्न र-जनरल वारेन हेस्टिग्स तथा उसकी चार. सदस्यीय 
परिषद्‌ द्वारा इसके कार्यान्वित किये जानेपर प्रकट FAT! 
इसके द्वारा भारतमें कम्पनीके प्रशासनपर पालियामेंटका 
नियन्त्रण प्रभावकारी ढंगसे लागू करना सम्भव नहीं हो 
सका | गवर्नेर-जनरलको परिषद्की रायके विरुद्ध कार्य 
करनेका भ्रधिकार न होनेसे उसे परिषद्में पक्षपातपूर्ण 
अ्ड़ज्ोंका सामना करना पड़ता था । सुदूरवर्ती मद्रास 
और बम्बई प्रेसीडेन्सियोंपर देख-रेख रखनेका जो भ्रधि- 
कार गवर्नेर-जनरल तथा उसकी परिबदमें निहित किया 
गया था, वह इतना अस्पष्ट था कि इन दोनों प्रेसी- 
डेन्सियोंके अधिकारी गवनेर-जनरल तथा उसकी परिषद्‌- 
की पूर्व स्वीकृतिके बिना ही युद्ध शुरू कर देते थे। 
सर्वोच्च न्यायालयको कम्पनीके ater अ्रधिकारियोंके 
विरुद्ध भी मुकदमोंकी सुनवायी करनेका अधिकार दे दिये 
जानेसे न्यायपालिका और कार्यकारिणीमें टकरावकी सूरत 
पैदा हो गयी । इन त्ुटियोंको दूर करनेके लिए १७८४ 
ई० में faear इंडिया एक्ट पास gart इसके द्वारा 
भारतीय प्रशासनपर ब्रिटिश सरकार और कम्पनीका 


३०७ 
संयुक्त नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया। इसके द्वारा 
इंग्ल॑ण्डमें as आफ Fett (दे०) गठित करके भारत 
स्थित कम्पनीके इलाकोंके प्रशासनपर पालियामेण्टका 
नियन्त्रण अधिक प्रभावी बना दिया गया । बोर्ड आफ 
कण्ट्रोलमें प्रिवी कौंसिलके ६ सदस्य होते थे, जिन्हें कोई 
वेतन नहीं दिया जाता था। इन ६ सदस्योमेंसे ही एकको 
बो्डका अध्यक्ष बना दिया जाता था, जिसे निर्णायक मत 
डालनेक। भी अधिकार प्राप्त था। बोड्डको नियुक्तियाँ 
करने waar कम्पनीके व्यावसायिक मामलोंमें हस्तक्षेप 
करनेका कोई अधिकार न था । ये दोनों जिम्मेदारियाँ 
ईस्ट इंण्डिया कम्पनीके कोर्ट श्राफ डाइरेक्टर्स (दे०) पर 
छोड़ दी गयी थीं। किन्तु ats आफ कण्ट्रोलको ब्रिटिश 
अधिक्वत क्षेत्रोंके असे निक, सैनिक तथा भ्राथिक प्रशासनसे 
सम्बन्धित सभी मामलोंमें देख-रेख करने, निर्देश देने भौर 
नियन्त्रण रखनेका अधिकार प्राप्त था । 

भारत स्थित कम्पतीके अधिकारियोंको बिना बोर्ड 
झाफ कण्ट्रोलकी सहमतिके कोई आदेश सीधे नहीं भेजा 
जा सकता था। बोडेको यह भ्रधिकार भी प्राप्त था कि 
वह यदि कोई आदेश देना उचित समझे तो उसे बोर्ड 
श्राफ डाइरेक्टर्सकी स्वीकृतिके बिना भी जारी कर सकता 
था। हेनरी जान डुण्डास बोर्ड आफ कण्ट्रोलका प्रथम 
अध्यक्ष था और उसके कुशल मार्गे-निर्देशनमें बोर्ड आफ 
कण्ट्रोल भारतीय प्रशासनका वास्तविक सूत्रधार बन 
गया। भारतमें गवर्नर-जनरलकी स्थिति सुदृढ़ करनेके 
लिए उसकी परिषदके सदस्योंक्री संख्या चारसे घटाकर 
तीन कर दी गयी ate प्रधान सेनापतिकों भौ उसका 
सदस्य बना दिया गया । गवनंर-जनरल तथा उसकी 
परिषद्का- बम्बई और मद्गास प्रेसीडेन्सियोंके प्रशासनोंपर 
नियन्त्रण भ्रधिक' प्रभावी बना दिया गया। दो वर्ष 
पश्चात्‌ एक पूरक कानून द्वारा गवर्नर-जनरलको विशेष 
मामलोंमें परिषदके बहुमतके निर्णयकी प्रवहेलना कर 
देनेका भ्रधिकार भी प्रदान कर दिया गया। भारतके 
ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रोंका प्रशासन aa सपरिषद्‌ गवर्नेर- 
जनरलमें निहित कर दिया गया। इसीके प्रनुसार १८३४ 
ई०में उसका पद नाम बदलकर बंगाल स्थित फोर्ट विलि- 
यमके TACHA बजाय भारतक। गवनर-जतरल 
कर दिया गया । 

भारतीय प्रशासन पर बोर्ड श्राफ कण्ट्रोलके माध्यम- 
से ब्रिटिश पालियामेण्ट और कोर्ट श्राफ डाइरेक्टर्सके 
माध्यमसे ईस्ट इंडिया कम्पनीका दोहरा नियन्त्रण १८५७ 
ई०के गदरतक कायम रहा । फिर भी व्यावहारिक रूपमें 


204 


३०४ 


बजमाषा-अहासभा 





के कारणभूत कर्मबीजोंकों दग्ध कर दिया था। प्रत्येक 
व्यक्ति उन्हींकी भाँति अपने पुरुषार्थसे तृष्णाका क्षय करके 
तथा wcities मार्गके अनुकूल सम्यक्‌ जीवन अपना 
करके निर्वाण लाभ कर सकता है । महायानियोंके अनु- 
सार असंख्य वुद्धोंमें सिद्धाथ गौतम भी बुद्धावतार थें। 
अ्तीतकालमें भी अनेक बुद्ध हो चुके हैं और अनागतकाल 
में भी होंगे। केवल इस लोकमें ही नहीं, गंगा नदीकी 
बालूके कणोंकी भाँति अनन्त लोकोंमें कोटि कल्पोंके 
अन्तर पर बुद्धोंका अवतार और धर्मोपदेश होता रहता 
है। यह लोक अनंतकाशमें धूलके कणके समान तथा 
अनंतकाल प्रवाहमें एक क्षणके समान है, इस कल्पमें 
भावी बुद्ध मैत्रेय होंगे। अ्तीतकालके बुद्ध और aa 
बुद्ध सर्वेशक्तिमान्‌ देवाधिदेव हैं जो मनुष्योंकी 
प्रार्थथा तथा स्तुतिपाठसे अनुग्रहशील होते हैं तथा फूल- 
धप-दीपादिके wine प्रसन्‍न होते हैं। 

अंततोगत्वा चीनमें प्रमिद अथवा अमिताभ बुद्धकी 
पूजा प्रचलित हो गयी, जिनका प्रारम्भिक बौद्ध walt 
कोई उल्लेख नहीं मिलता । यह माना जाता है कि वे 
सुखावती लोकमें निवास करते हैं । उनके श्रद्धालु भक्तों 
द्वारा कामना की जाने लगी कि मरणोपरान्त उनका 
जन्म उन्हींके लोकमें हो। निर्वाण तथा गौतम बुद्धको 
भुला दिया गया। महायानी बौद्ध साधकके जीवनका 
उद्देश्य व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करना नहीं होता । वह 
बोधि प्राप्त कर लेनेपर अपने व्यक्तिगत निर्वाणके लिए 
नहीं, बल्कि विश्वके सभी प्राणियोंके निर्वाणके लिए 
उद्योग करता है। ऐसे साधकको “बोधिसत्व कहते हैं। 
इस प्रकार महायानमें बुद्धों और बोधिसत्वोंकी पूजा 
प्रचलित हो गयी। मन्दिरोंमें उनकी प्रतिमाओंकी 
प्रतिष्ठापना होने लगी और विविध विधि-विधानोंसे 
उनकी वंदना और पूजा होने लगी। 

qed sara, जातक कथाम्रोंमें वणित पूर्व॑जन्मों 
तथा ललितविस्तर जैसे बादके ग्रंथों में वर्णित उनके 
जीवनकी विविध घटनाझ्रोंके श्राधारपर बौद्ध स्थापत्य- 
के अंतर्गत मूतियोंका निर्माण प्रचुर मात्नामें होने लगा। 
बौद्ध धर्मग्रंथोंका प्रणयन संस्कृतमें होने तथा बुद्धों एवं 
बोधिसत्वोंकी मूर्ति पूजा प्रचलित होनेसे धीरे-धीरे महा- 
यान बौद्धधर्म और हिन्दूधमं के बीच अंतर fret लगा 
और अंततोगत्वा बौद्धधर्म हिन्दूधर्ममें समाहित हो गया । 
हीतयान और महायानमें सिद्धांत-भेद होते हुए भी दोनों 
बुद्धोपदिष्ट मार्ग हैं और दोनों ही बुद्धकी शिक्षाप्रोंपर 
आधारित हैं। दोनोंका विकास अपने ढंगसे भ्रलग-अलग 


भूमियोंपर तथा अलग-अलग वातावरणमें हुआ है। 
(ईलियट-हिन्दुइज्म एण्ड बुद्धिज्म; aio ए० स्मिथ- 
आक्सफोर्ड feet ame इंडिया, मैकग्रेगर-इंट्रोडक्शन 
दू महायान फिलासफी; सुजुकौ-डेवलपमेष्ट आफ महायान 
बुद्धिज्स; एन० दत्त--एस्पेबट्स आफ BEATA बुद्धिज्म) 
ब्रजभाषा-हिन्दीकी एक बोली । वल्लभाचार्यके शिष्य कवियों 
ने, जो भ्रष्टछापके नामसे सामूहिक eat प्रसिद्ध हैं, 
इसका उपयोग किया और लोकप्रिय बनाया । वल्लभा- 
चार्यके शिष्योंमें सबसे प्रमुख सूरदास थे, जिन्होंने सूर- 
सागरकी रचना की। सूरसागरमें विशेष रूपसे कृष्णकी 
बाल-लीलाओंका wat वर्णन हैं। प्रसिद्ध भक्त कवि 
मीराबाईने भी ब्रजभाषामें गीतोंकी रचना की at 
ब्रजभूमि-यमुनाके तटवर्ती उस क्षेत्रका नाम, जिसमें मथुरा 
और वृन्दावन स्थित हैं। वैष्णव walt कृष्ण भौर 
राधाकी लीला-भूमिके रूपमें इसका वर्णन किया है। 
बह्म-परम त्माकी संज्ञा । ब्राह्मण दार्शनिकोंने परमात्माको, 
जो अन्तर्यामी और घट-घटव्यापी पथ-दर्शक हैं, इस 
ama सम्बोधित किया है। उपनिषदों और वेदान्त 
दर्शनमें ब्रह्म-स्वरूपकी चर्चा है। शंकराचार्यने अपनी 
रचनाश्रोंमें ब्रह्मगादकी विस्तारसे व्याख्या की है । 
बह्मजीत गौड़-शेरशाह्‌ (१५३०-४५ ई०) की सेवामें 
नियुक्त एक हिन्दू सेनापति । 

ब्रह्मणस्पति-ऋग्वेदमें वर्णित एक देवता, जो प्रार्थंन।का 
अधिपति है। 

RATATAT पाल राजवंशक। KATH, जो लगभग 
१००० ई० में हुआ। सालस्तम्भ राजवंशका उच्छेद 
होनेपर, ब्रह्म पालको, जो सालस्तम्भ राजवंशसे सम्बन्धित 
था, जनताने उसकी योग्यताके कारण कामरूपका शासक 
चुना । उसके वंशमें भ्राठ राजा हुए, सभीके नामोके 
oat 'पाल' शब्द जुड़ा हुआ है। ये बंगालके सम- 
कालीन पाल wana भिन्‍न हैं। ब्रह्मपाल राजवंशका 
बारहवीं शताब्दीके पूर्वाधमें seat हो गया । (ato के० 
बरुआ Ga ए कल्चरल हिस्ट्री आफ आसाम, पृष्ठ ३३-३५) 

ब्रह्मपुत्र-एक विशाल नदी, जो तिब्बतसे, जहाँ इसे सांगपो 
कहते हैं, निकल कर भारतमें झ्राती है। इसकी लम्बाई 
१८०० मील है। आसाम प्रदेशसे गुजरती हुई यह पहले 
पूर्वसे पश्चिम ale फिर दक्षिणकी तरफ बहकर बंगालमें 
गंगासे मिलती है। प्राचीन नगर प्राग्ज्योतिषपुर, 
(आधुनिक Meret), कामरूप राज्यकी राजधानी, ब्रह्म- 
पुत्रके तटपर बसा हुआ था । 

बहयसभा-एक एकेश्वरवादी संगठन, जिसकी स्थापना राजा- 


204 
Gate प्रशासन tex 


Rok 





बचत हुई भौर यह न केवल ब्रिटिश शासनकालमें चलती 
रही, वरन्‌ कुछ परिवतंनोंके साथ इसे स्वाधीन भारतमें 
भी अंगीकार कर लिया गया है। 

१५६१ ई०के इंडियन कौंसिल dae (भारतीय 
परिषद्‌ कानून )के द्वारा भारतकी विधायनी' प्रणालीमें 
भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये थे। सिपाही-विद्रोहसे 
प्रकट हो गया था कि भारतीय प्रशासन dat ऐसी 
व्यवस्था आवश्यक है जिसके द्वारा भास्तीय लोकमतको 
जाना जा सके । WA: १८५६१ ई०के कानूनमें इस बात- 
का प्राविधान किया गया कि विधायी कार्योके लिए 
वाइसरायकी परिषद्की सदस्य संख्या ६ से १२ तक बढ़ा 

, दी जाये और इनमेंसे ome सदस्य गैरसरकारी होने 
चाहिए। यद्यपि विधि-निर्माणके अधिकार विभिन्‍न 
रीतियोंसे सीमित कर दिये गये थे, तथापि यह सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिया गया था कि गैरसरकारी भारतीयों- 
को कानून बनानेमें, जिनसे वे शासित होते हैं, शामिल 
किया जाना चाहिए। तीन भारतीयों यथा महाराजा 
पटियाला, राजा बनारस तथा ग्वालियरके सर दिनकर 
रावको लेजिस्लेटिव कौंसिल श्रर्थात्‌ वाइसरायकी विधान 
परिषद्में मनोनीत किया गया। 

१५८६१ fom इंडियन कौंसिल्स ऐक्टके द्वारा बम्बई 
sie मद्रास सरकारोंको भी प्रांतकी शांति और उत्तम 
शासन-व्यवस्थाके लिए कानून बनानेके सीमित श्रधिकार 
प्रदान कर दिये गये भौर इस' उह्देश्यकी पूर्तिके लिए गवर्नर- 
की कार्यकारिणी परिषद्की सदस्य संख्या चारसे aS 
तक बढ़ा दी गयी जिनमेंसे कम से कम आधे गैर-सरकारी 
होते थे । 

१८६१ ई०के ऐक्टमें गवनेर-जनंरल तथा उसकी 
परिषद्को इसी प्रकारकी विधान परिषदें न केवल शेष 
तीन सूबों यथा बद्भाल, पश्चिमोत्तर प्रदेश ( बादमें संयुक्त 
प्रांत श्रथवा उत्तर प्रदेश ) तथा पंजाबमें गठित करने 
वरन्‌ अन्य उन नये सूबोंमें भी गठित करनेका श्रधिकार 
दिया गया जो इस कानूनके भ्रन्त्गत बादमें निर्मित हों । 
विधान परिषदें बंगालमें १८५६२ ई०में, पश्चिमोत्त र 
प्रदेशमें १८८६ ई०में तथा पंजाबमें १८६८ ई०में गठित 
हुईं । १८६१ ई०के एक्टमें यद्यपि कानून बनानेमें TT 
सरकारी भारतीयोंसे विचार-विमर्श करनेके सिद्ध।न्तको 
स्वीकार कर लिया गया था, तथापि सरकारके नियंत्र ण- 
को शिथिल करनेका इरादा लेशमात्न भी नहीं था; 
बल्कि प्रवृत्ति इसके विपरीत दिशामें थी, sat कि १८७० 
ई०के इंडियन कौंसिल ऐक्टसे प्रकट हुआ । इस एक्टके 


द्वारा गवर्नर-जनरल तथा उसकी कार्यकारिणीकों न केवल 
विधान परिषद्से परामर्श लिये बिना ही कानून बतानेका 
श्रधिकार प्राप्त हो गया, वरन्‌ वाइसरायको यह्‌ भ्रधिकार 
भी दे feat गया कि भारत-स्थित ब्रिटिश साम्नाज्यके 
feat saat उसकी सुरक्षा और शान्तिके लिए यदि वह 
झावश्यक समझे तो वह अपनी कार्यकारिणी द्वारा बहु- 
मतसे किये गये निर्णयोंकी भी भ्रवहेलता कर सकता था । 
वाइसरायको इस प्रकार मुगलोंकी भाँति पूर्ण स्वेच्छा- 
चारी शासक बना दिया गया । १८७४ ई०में वाइसराय- 
की कार्यकारिणी परिषद्में एक साधारण छठां सदस्य 
बढ़ाया गया । उसके जिम्मे सार्वजनिक-निर्माण विभाग 
कर दिया गया t 

इस बीच भारतीय लोकमत उत्तरोत्तर जागृत होता 
जा रहा था। पश्चिमी शिक्षाके प्रसारके फलस्वरूप ara 
जनिक मंचों और समाचारपत्नोंके माध्यमसे जनता अपनी 
भावनाश्रोंकों प्रकट करने लगी थी। कलकत्ता, मद्रास 
तथा बम्बईमें लार्ड कैनिगके शासनकालमें विश्वविद्यालयों- 
की स्थापना हो चुकी थी। १५६६ ई०में स्वेज नहरके 
खुल जाने BIT १८७० CoH इंग्लैंड शोर भारतके बीच 
सीधा तार-सम्बन्ध स्थापित हो जानेसे दोनों देशोंके बीच- 
की दूरी कम हो गयी ate बड़ी संख्यामें भारतीय 
इंग्लैंड जाने लगे ate वहाँ पर प्रचलित उदार राजनी- 
तिक भावनासे श्रनुप्नणित होकर वे स्वदेश लौटने लगे। 
इसके फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (दे०)की 
स्थापना हुई, जिसका प्रथम अ्रधिवेशन बम्बईमें १८८५ 
ई०में gar शिक्षित भारतीयोंने श्रभूतपूर्व राष्ट्रीय 
एकताका परिचय देते हुए दृढ़तापूर्वक न केवल यह 
मांग की कि देशकी नौकरियोंमें उन्हें प्रधिक स्थान दिया 
जाय वरन्‌ इस बातकी भी माँग की कि समुचित संख्यामें 
जनताके निर्वाचित प्रतिनिधियोंको विधान परिषद्में 
शामिल कर उनके अधिकार-क्षेत्रकों बढ़ाया जाय; उन्हें 
परिषद्में वाधिक बजटपर बहस करने तथा प्रश्नोत्तरों 
द्वारा सरकारसे सूचनाएँ प्राप्त करनेका अधिकार प्राप्त हो । 

प्रबुद्ध लोकमतके दबावके फलस्वरूप fife 
पालियामेण्टने १८६२ fo में इंडियन कौंसिल्स ऐक्ट 
बनाया, जिसके फलस्वरूप गवनेर-जनरलकी विधान 
परिषद्‌ तथा प्रादेशिक गवनेरोंकी परिषदोंके गैर-सरकारी 
सदस्योंकी संख्यामें वृद्धि कर दी गयी । यद्यपि कुछ सद- 
स्योंका सरकार द्वारा मनोनयन जारी रखा गया, तथापि 
उनमेंसे कुछ को परोक्षरूपमें निर्वाचित करनेका भी 
प्राविधान कर दिया गया। ऐक्टके द्वारा विधान परिषदों- 


ब्रिटिश पालियामेण्टका नियन्त्रण अ्रधिक प्रभावी ri 
यह मुख्यतः बोर्ड आफ कण्ट्रोलके प्रथम अध्यक्ष डुण्डासके 
कुशल और विवेकपूर्ण निर्देशनके फलस्वरूप सम्भव हो 
सका । उसने अपने लम्बे कार्यकालमें बोर्ड आफ कण्ट्रोल- 
को राजनीतिक निर्णयोंके लिए सर्वोपरि सत्ताके रूपमें 
प्रतिष्ठित कर दिया तथा बोडंके सारे अधिकारोंकों अपने 
ह॒थोंमें केन्द्रित करके ate अ्रध्यक्षपदको वस्तुतः भारत- 
मन्त्रीके पदका समकक्ष बना दिया । 

उक्त दोनों कानूनोंको पास करके ब्रिटिश पालिया- 
भेण्टने वस्तुतः भारतीय प्रशासनका नैतिक उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर ले लिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनीके भ्रधिकार- 
पत्रका प्रत्येक बीस वर्षके बाद नवीनीकरण किया जाता 
था । Baa: इन भ्रवसरोंका लाभ उठाकर ब्रिटिश पालि- 
यामेण्टने भारतीय प्रशासन व्यवस्थामें समयानुकूल 
आवश्यक परिवर्तत करना आरम्भ कर दिया। १८१३ 
ई० के चार्टेर एक्ट द्वारा भारतसे व्यापार करनेके लिए 
इंग्लैण्डकी जनताकों भी आंशिक रूपसे छूट दे दी गयी 
और ईस्ट इंडिया कम्पनीका व्यापारिक रूप बड़ी gs तक 
समाप्त कर दिया गया । १८३३ ई० के चार्टर ऐक्ट द्वारा 
भारतीय व्यापारपर कम्पनीका एकाधिकार बिल्कुल 
समाप्त कर दिया गया और उसे भारतका प्रशासन चलाने- 
के लिए ब्रिटिश सरकारका राजनीतिक प्रतिनिधि बना 
दिया गया । इस एक्टके द्वार। गवनेर-जनरलकी परिषदूमें 
चौथा सदस्य बढ़ा दिया गया और उसे कानून बनानेका 
अधिकार प्रदान कर दिया गया। प्रधान सेनापतिकी 
सदस्यता यथापूर्व जारी रखी गयी । इस ऐक्टके द्वारा 
एक विधि आयोगकी भी नियुक्ति की गयी, जिसने अन्त- 
तोगत्वा भारतमें दीवानी और फौजदारीके मामलोंमें एक 
सामान्य सार्वजनिक कानूनका प्रचलन किया श्रन्तमें 
१८४३ fo के चार्टर ऐक्ट द्वारा इंडियन सिविल सबविस- 
में भरतीके लिए खुली प्रतियोगिताकी प्रणाली चालू की 
गयी । इससे इंडियन सिविल सर्विसके भारतीयकरणका 
मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसमें तब तक केवल अंग्रेज ही भर्ती 
होते थे । इस ऐक्टके द्वारा कानूनोंका निर्माण करनेके 
लिए गवर्नर-जनरलकी परिषद्में अतिरिक्त ६ सदस्य 
बढ़ानेकी व्यवस्था की गयी । इस कार्येके लिए परिषद्में 
प्रारम्भमें जो ६ सदस्य नामांकित किये गये, वे free 
सभी site थे। फिर भी इस व्यवस्थासे ही भारतमें 
विधान मंडलकी शुरूआत संभव हो सकी । 

१८५३ ई०के चार्टर कानूनके पास होनेके चार वर्ष 
बाद सिपाही-विद्रोह शुरू हो जानेसे भारतमें कम्पनीके 


ब्रिटिश प्रशासन तंत्र 

शासनकी जड़ें हिल गयीं । विद्रोहको कम्पनीकी सेनाओं- 
ने दबा दिया । किन्तु भारतमें कम्पनीके प्रशासनकी 
कमजोरियाँ स्पष्ट रूपसे दृष्टिगोचर हो गयीं। फलतः 
ब्रिटिश पालियामेण्टने १८५८ ई०में भारतमें उत्तम 
शासन व्यवस्थाके लिए कानून पास करके भारतीय 
प्रशासनका नियंत्रण ब्रिटिश राजसत्ताकों हस्तांतरित कर 
दिया। कानूनमें प्राविधान किया गया कि भारतका शासन 
अब ब्रिटिश woes नामसे उसके मंत्रियोंमेंसे एक मंत्री 
द्वारा चलाया जायगा और उसकी सहायताके लिए एक 
wag सदस्यीय परिषद्‌ गठित की जायगी । गवर्नर- 
जनरलको वाइसराय (राज प्रतिनिधि )का नया पदनाम 
दिया गया, कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स (दे०)कों तोड़ दिया 
गया, बोर्ड BATE Wea (दे०)का नाम बदल कर भारत- 
परिषद्‌ कर दिया गया और उसका अध्यक्ष जो ब्रिटिश 
मंत्रिमंडलका सदस्य होता था, भारत-मंत्री कहा जाने 
लगा। भारतीय प्रशासन पद्धतिमें परिवर्ततकी घोषणा 
महारानीके घोष णापत्न (दे० )द्वारा की गयी, जो १ नवम्बर 
१८५८ ई०को जारी हुई । इस घोषणापत्रमें उन संधियों 
तथा करारोंकी जो ईस्ट इंडिया कम्पनीने भारतीय 
राजाओंसे किये थे, पुष्टि की गयी, are माफी दी गयी 
और घोषित किया गया कि “सभी लोगोंको वे चाहे 
जिस जाति अथवा धर्मके हों, मुक्त रूपसे site निष्पक्ष 
भावसे ब्रिटिश सम्नाटकी सेवामें, उन कार्योंके लिए 
जिनके लिए वे अपनी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी- 
के mare पर उपयुक्त सिद्ध होंगे, नौकरी दी जायगी।” 
भारतीय प्रशासन व्यवस्थामें ara महत्त्वपूर्ण परि- 
बर्तन. १८५६१ ई०के इंडियन कौंसिल tae द्वारा किया 
गया। इस कानूनके द्वारा वाइसरायकी कार्यकारिणी 
परिषद्में पाँचचा साधारण गैर-सरकारी ( यूरोपीय ) 
सदस्य बढ़ा दिया गया, वाइसरायके afar पर्याप्त 
वृद्धि कर दी गयी और उसे कार्यकारिणी परिषद्‌के कार्य 
संचालनके लिए नियम बनानेके भ्रधिकार प्रदान कर 
दिये गये । इन श्रधिकारोंका प्रयोग करके कैनिंगने, जो 
उस समय वाइसराय था, कार्यकारिणी परिषद्‌के प्रत्येक 
सदस्यके जिम्मे भ्रलग-अलग विभाग कर दिये । उसे 
अधिकार दिया गया कि वह अपने विभागके छोटे मामलों- 
को स्वयं और अधिक महत्त्वके मामलोंको वाइसरायसे 
विचार-विमर्श करनेके उपरान्त निपटा सकता था। 
सामान्य नीतिके प्रश्न भ्रथवा अन्य विभागोंसे भी संबंधित 
मामले निर्णयके लिए कार्यकारिणी परिषद्में रखे जाते 
थे। विभागोंके बैटवारेकी इस पद्धतिसे समयकी काफी 


Sh 


ब्रिटिश प्रशासन तंत्र 


से भारतीयोंकी स्थिति पहलेकी श्रपेक्षा सुधर गयी। 
केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारोंके कार्योकों यथासम्भव 
स्पष्ट रूपसे विभाजित कर दिया गया और उनके आयके 
स्रोतोंको भी निर्धारित कर दिया गया । 

केन्द्रीय विधानमंडलको भी पूरी तरहसे नया रूप 
दिया गया । उसे दो सदनोंमें विभक्त कर दिया गया। 
a सदनका नाम कौंसिल आफ स्टेट (राज्यसभा) 
तथा निम्न सदनका नाम केन्द्रीय लेजिस्लेटिव अ्रसेम्बली 
(विधानसभा) रखा गया। कार्यकारिणी परिषदके 
सदस्योंकों गवर्नर-जनरल इन दोनोंमेंसे किसी एक सदनमें 
मनोनीत कर सकता था। यद्यपि साम्प्रदायिक प्रति- 
निधित्वकी प्रणाली कायम रखी गयी, तथापि प्रत्यक्ष 
निर्वाचन प्रणालीके सिद्धान्तको मान्यता प्रदान कर दी 
गयी और दोनों सदनोंमें निर्वाचित सदस्योंका बहुमत 
हो war मताधिकार सम्पत्ति सम्बधी योग्यतापर 
आधारित था जो कौंसिल are ween far निम्न सदत 
क्री भ्रपेक्षा अधिक ऊँची थी, किन्तु अनुचित रूपसे प्रति- 
बंधात्मक नहीं थी । 

केन्द्रीय विधानमंडलको विधि-निर्माणके क्षेत्रमें तथा 
वित्तीय मामलोंमें विस्तृत अधिकार प्रदान कर दिये गये, 
किन्तु साथ ही गवर्नर-जनरलको प्रमाणीकरण तथा 
अध्यादेश जारी करनेके भश्रधिकार प्रदान करके उसके इन 
अधिकारोंको काफी हृद तक सीमित भी कर दिया गया। 
दोनों सदनोंके श्रधिकार समान थे, किन्तु अनुदानोंको 
स्वीकार या अ्रस्वीकार करनेका अधिकार केवल निम्न 
सदनको था। इय प्रकार areas इतिहासमें पहली 
बार एक निर्वाचित संसदकी स्थापना हुई, जिसे प्रशासनको 
काफी हद तक नियंत्रित करनेका अधिकार प्राप्त था । 

१६१६ fo के शासन-विधान नेप्रादेशिक शासन- 
व्यवस्थामें भी व्यापक परिवतेन कर दिये । सभी १० 
प्रांतोंकी, जिनमें उस समय ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य 
विभकत था, गवनंरोंवाला प्रांत बना दिया गया । इन 
प्रांतोंका शासन गवर्नर कार्यकारिणी-परिषदकी सहायता- 
से चलाते थे, जिनमें कुछ tracert भारतीय सदस्यों- 
की नियुक्तिका प्राविधान कर दिया गया। गवनेरकी 
नियुक्ति सम्राट्‌ ढवरा होती थी । उसे व्यापक अधिकार 
तथा विशेषाधिकार प्राप्त थे । वास्तवमें प्रांतीय शासन- 
की वास्तविक सत्ता उसो के हाथमें केन्द्रित थी । फिर 
भी नये विधानके अनुसार प्रांतोंमें पहली बार वैधशासन- 
का प्रचलन किया । प्रशासकीय विभागोंको दो भागोंमें 
विभक्त कर दिया गया। पुलिस, न्याय, भूमि राजस्व 


३११ 
श्रादि विभागोंको आ्रारक्षित विषयोंके cinta रखा गया 
त़था हस्तान्तरित विषयोंके sta स्वायत्त-शासन, 
शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ, श्राबकारी आदि विभागोंको 
कर दिया गया । प्रारक्षित विषयोंके सम्बन्धमें प्राविधान 
किया गया कि इन विभागोंका प्रशासन गवर्नर कार्ये- 
aft परिषद्के सदस्योंके परामर्श और सहायतासे 
चलायेगा जो पहलेकी भाँति गवर्नर-जनरल तथा भारत- 
मंत्रीके प्रति उत्तरदायी होंगे। किन्तु हस्तान्तरित विषयों- 
का प्रशासन गवर्नर द्वारा अपने मन्त्रियोंके परामर्श तथा 
सहायतासे चलानेका प्राविधान किया गया। इन मंत्रियों- 
की नियुक्ति गवनंर प्रांतीय विधानमंडलके निर्वाचित 
सदस्योंमेंसे ही कर सकता था। मंत्री अपने पदपर गवनेर- 
की खुशीपर बने रह सकते थे, किन्तु उनके लिए विधान- 
मंडलका विश्वास बनाये रखना अनिवार्य था। विश्वास 
खो देनेपर उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता था। 

प्रांतोंमें विधान मंडलोंको व्यापक अधिकार प्रदान 
किये गये । उनके बहुसंख्यक सदस्य गैरसरकारी होते थे, 
जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीके श्राधारपर निर्वाचित किये 
जाते थे। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा नामजदगीकी 
प्रणालीकों कायम रखा गया, किन्तु प्रांतीय विधान 
मंडलोंके अधिकांर काफी बढ़ा दिये गये.। उनमें किसी 
भी प्रांतीय विषयके सम्बन्धमें विधेयक प्रस्तुत किया जा 
सकता था; किन्तु आरक्षित विषयोंसे सम्बन्धित विधेयक- 
को उसके अतिकूल मतदानके बावजूद कानून बनाया जा 
सकता था, यदि गवर्नर यह प्रमाणित कर दे कि वह 
sigat शांति एवं व्यवस्थाके लिए आवश्यक है । लेकित 
हस्तान्तरित विषयोंसे सम्बन्धित विधेयक केवल उसकी 
अनुमतिसे ही स्वीकृत हो सकते थे । इसी प्रकार प्रांतका 
पूरा बजट प्रांतीय विधान मंडलमें प्रस्तुत किया जाना 
a उस पर विधान मंडलमें बहस होना श्रावश्यक था, 
किन्तु हस्तान्तरित विषयोंसे सम्बन्धित भ्रनुदानोंपर जबकि 
उसकी स्वीकृति आवश्यक थी, आरक्षित विषयोंसे सम्ब- 
न्धित अनुदानको भ्रस्वीकृत हो जानेपर भी गवर्नर 
अपने विशेषाधिकारसे प्रमाणित करके पास कर सकता 
था। इस प्रकार विधि-निर्माण एवं वित्तीय मामलोंमें 
प्रांतीय विधान मंडलोंके भ्रधिकार, यद्यपि श्रारक्षित 
विषयोंके सम्बन्धमें काफी सीमित थे, तथापि पहलेकी 
तुलनामें काफी विस्तृत हो गये थे। केन्द्रीय एवं प्रांतीय 
विधान मंडलोंमें व्यापक' मताधिकारके श्राधारपर प्रत्यक्ष 
निर्वाचन प्रणालीकी शुरुआत तथा उन्हें बहस करने भौर 
निर्णय लेनेके व्यापक अ्रधिकार प्रदान किया जाना 


को वार्षिक बजटपर बहस करने तथा प्रश्नों द्वारा 
सूचनाएँ प्राप्त करनेका भी अभ्रधिकार प्राप्त हो गया। 
निर्वाचनके सिद्धांतको स्वीकार कर और विधान परिषदों- 
को कार्यकारिणीपर कुछ नियंत्रण प्रदान कर, इंडियन 
कौंसिल एक्ट १८६२ fo ने भारतमें शासन-सुधारोंका 
ant प्रशस्त कर दिया । 

भारतीय लोकमत प्रशासन व्यवस्थाको और afer 
उदार बनानेके लिए निरन्तर दबाव डालता रहा । अगला 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तत १६०६ fo के भारतीय शासन 
विधान द्वारा किया गया। इसे ara मिन्‍्टो सुधार कहते 
हैं। इस कानूनमें योग्य भारतीयोंको पहलेकी अपेक्षा 
अधिक संख्यामें सरकारमें शामिल करनेका प्राविधान 
किया गया। इसके फलस्वरूप एक भारतीय (सर 
सत्येन्द्र प्रसन्‍न सिन्हा, बादमें रायपुरके até सिन्हा) की 
वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषद्में तथा बंगालकी कार्ये- 
कारिणी परिषद्में राजा किशोरीलाल गोस्वामीकी 
नियृक्ति हुई थी । इसी प्रकार मद्रास और अम्बई प्रांतोंकी 
कार्यकारिणी परिषदोंमें भी भारतीयोंकी नियुक्तियां की 
गयीं। १६०६ fo के कानूनमें विधानपरिषदोंकी संरचना 
तथा उनके walt भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तत किये गये। 
केन्द्रीय विधान परिषद्की सदस्य संख्या बढ़ाकर साठ 
ओर बड़े प्रांतोंकी विधान परिषदोंमें निर्वाचित गैर- 
सरकारी सदस्योंकी अनुपातिक संख्या बढ़ा दी गयी, 
यद्यपि बहुमत मनोनीत सरकारी एवं गैरसरकारी सदस्यों- 
का ही बनाये रखा गया । सदस्योंका निर्वाचन पहलेकी 
भाँति परोक्ष पद्धतिसे ही होता था, श्रब साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्वका भी सूत्रपात कर दिया “गया | निर्वाचन 
क्षेत्र पहलेकी तुलनामें भ्रधिक व्यापक बना दिये गये । 
विधान परिषदोंको बंजटपर बहस करने और उनपर 
तथा सेना, विदेशी मामले तथा देशी रजवाड़ोंके प्रश्नोंको 
छोड़कर, श्रन्य प्रश्नोंपर प्रस्ताव लानेकी भी अनुमति 
प्रदान कर दी गयी । प्रस्ताव सिफारिशके ही रूपमें होते 
थे और उन्हें स्वीकार करनेके लिए सरकार बाध्य नहीं 
थी, इस प्रकार १६०६ ई० का कानून भारतमें उत्तर- 
दायी सरकारकी शुरुआतकी दिशामें एक महत्त्वपूर्ण कदम 
था, फिर भी इस कानूनके द्वारा भारतमें उत्तरदायी 
शासन प्रणालीकी स्थापना नहीं हुई और भारतीय प्रशा- 
सन पहलेकी भाँति पूर्णरूपसे ब्रिटिश पालियामेन्टके 
प्रति उत्तरदायी बना रहा। 

अतः १६०६ ई० के शासन-सुधारोंसे भारतीय 
राजनीतिक श्राकांक्षाएँ सन्तुष्ट नहीं हो सकीं ate भसंतोष 


fafer प्रशासन तंत्र 
बढ़ता WI उसके बाद प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ गया भर 
भारतने अपनी राजभक्तिका परिचय देते हुए युद्धमें 
gravest साथ दिया और अपनी सरकारकी नीतियोंके 
निर्धारणमें अधिक आवाजकी माँग की। भारतीयोंकी 
माँगोंको सन्तुष्ट करनेके लिए ब्रिटिश सरकारने २० 
अगस्त १६१७ fo को भारत मंत्री श्री एड्विन मान्टेग्यू- 
के माध्यमसे घोषणा की कि “सम्राटूकी सरकारकी यह 
नीति है कि प्रशासनकी प्रत्येक शाखामें भारतीयोंको 
अधिक स्थान दिया जाय तथा स्वायत्तशासी संस्थाओ्रोंको 
क्रमिक रूपसे विकसित किया जाये ताकि ब्रिटिश साम्रा- 
ज्यके अभिन्‍न अंगके रूपमें भारतमें उत्तरोत्तर उत्तरदायी 
सरकारकी स्थापना हो सके ।” यह एक युगान्तरकारी 
घोषणा थी जिसके द्वारा भारतमें संसदीय पद्धतिकी 
उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाका वचन दिया गया था। 
इस नीतिके अनुसरणमें १६१६ ई० का भारतीय शासन 
विधान पास किया गया जो १६२१ ई० से लागू हुआ । 

१६१६ ई० के भारतीय शासन विधानने भारतीय 
प्रशासन और भारतमंत्रीके सम्बन्धोंमें कोई प्रभावी परि- 
ada नहीं किया । यद्यपि भारतमंत्रीकी परिषद्में भार- 
तीयोंकी नियुक्तिका पथ प्रशस्त कर दिया गया, तथापि 
परिषद्को यथापूर्व भारतमंत्रीके भ्रधीनस्थ रखा गया । 
भारतमंत्रीका भारतीय प्रशासनपर पूर्ण नियंत्रण, केवल 
प्रांतोंके हस्तान्तरित विभागोंके प्रशासनको छोड़कर, 
पूरवंवत्‌ बना रहा । भारतमंत्रीको केन्द्रीय भर प्रादेशिक 
सरकारोंके एजेंटकी हैसियतसे किये जानेवाले arate 
मुक्त कर दिया गया। ag दायित्व एक नये अधिकारी, 
हाईकमिश्नर, को सौंपा गया जिसकी नियुक्ति भारत 
सरकार करती थी। इसके अतिरिक्त भारतमंत्री तथा 
उपमंत्रीका वेतन तथा उसके विभागका व्यय, जो तब 
तक भारतीय राजस्वसे वहन किया जाता था, आगेसे 
ब्रिटिश पालियामेन्ट द्वारा स्वीकृत ब्रिटेनके बजटसे वहन 
किये जानेका प्राविधान किया गया । इस प्रकार भारतपर 
ब्रिटिश पालियामेण्टका नियंत्रण और सुदृढ़ बना दिया 
गया । 

१६१६ ई० के विधानमें भारतकी प्रशासकीय व्य- 
बस्थामें महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन किये गये । वाइसराय तथा 
गवनेर-जनरल यथापूर्व भारतमंत्री तथा पालियामेन्टके 
प्रति उत्तरदायी बना रहा, किन्तु उसकी कार्यकारिणी 
परिषद्का amare बढ़ा दिया गया और ag परम्परा 
प्रचलित की गयी कि उसके तीन सदस्य भारतीय होंगे । 
इस प्रकार भारतीय प्रशासनको प्रभावित करनेकी दृष्टि- 





tl 
ब्रिटिश प्रशासन तंत्र 


प्रतिनिधि होते थे। सभी वयस्क स्त्री पुरुषोंको जो 
थोड़ी सम्पत्ति भी रखते थे, मताधिकार प्रदान कर दिया 
गया aT 

१६३५ ई०का शासन-विधात भारतको औपनिवेशिक 
स्वराज्यका दर्जा दिलानेकी दिशामें एक महत्त्वपूर्ण कदम 
था, किन्तु इसके द्वारा जो शासन-व्यवस्था स्थापित की 
गयी थी, वह कुछ महत्त्वपूर्ण मामलोंमें श्रौपनिवेशिक 
स्वराज्यके दर्जेके अनुकूल नहीं थी। प्रथमतः, केन्में 
oe शासन होनेके कारण कार्यकारिणीका एक भाग भारत- 
के लोगों द्वारा हटाया नहीं जा सकता था और वह 
ब्रिटिश पालियामेण्टके प्रति उत्तरदायी था । दूसरे, वाइ- 
सरायके प्रमाणित करके तथा श्रध्यादेशों द्वारा कांबून 
बनानेके विशेषाधिकार वास्तविक औपनिवेशिक स्वराज्य- 
के प्रतिकूल थे श्रौरं इनसे सिद्ध होता था कि भारत अरब भी 
wes पर afar है। तीसरे, यह प्राविधान कि भार- 
तीय संघीय विधानमंडल द्वारा पास किये गये कामूनोंपर 
गवर्नर-जनर॒ल अपनी स्वीक्ृति प्रदान करनेमें इंकार कर 
सकता है श्रथवा भप्रारक्षित रख सकता है और भारत- 
मंत्रीके परामशंपर ब्रिटिश राजसत्ता उसे भ्रस्वीकृत कर 
सकती है, भारतके पूर्ण औपनिवेशिक' स्वराज्यके दर्जेका 
उपभोग करनेके मार्गमें सबसे गम्भीर रुकावट थी। 

ऐसी परिस्थितियोंमें १६३५ ई०के शासन-विधानके 
सम्बन्धमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने भ्रालोचनात्मक' 
दृष्टिकोण श्रपनाया । विधानके संघीय भागका क्रियान्व- 
aa देशी राजाओ्ोंके सहयोगपर निर्भर करता था और 
चूंकि इस भागका स्वागत नहीं हुआ था, wa: विधानका 
केवल प्रांतीय विभाग ही १६३७ ई०में कार्यान्वित किया 
गया। ait feat चुनावमें भाग लिया और सभी 
stat लोकप्रिय सरकारोंकी स्थापना हो wh, किन्तु 
wat पुरानी प्रणालीकी श्रनुत्तरदायी कार्यकारिणी ate 
आंशिक लोकप्रिय विधायिका, जो कि १९१६ ई० के 
विधानके अनुसार गठित की गयी थी, कार्य करती रही । 
दो वर्ष पश्चात्‌ द्वितीय विश्व-युद्ध शुरू हो गया, जिसका 
भारतकी राजनीतिक स्थितिपर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा। 
प्रारम्भमें ब्रिटेनकी पराजयोंके बाद उसके द्वारा शत्रुओंका 
waded मुकाबला, जापानियोंका भ्राक्रमण, युद्धमें AA 
रिकी हस्तक्षेप तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ak 
मुस्लिम लीगके बीच गम्भीर मतभेदोंके फलस्वरूप भारत- 
में श्रत्यधिक तनावपूर्ण राजनीतिक' स्थित पैदा हो गयी। 
कुछ लोगोंका विचार था कि ब्रिटेनके खतरेसे लाभ उठा- 
कर भारतको अपनी अभ्राजादीके लिए दबाव डालना 


Raz 
चाहिए, किन्तु महात्मा गांधीने घोषित किया कि ga 
ब्रिटेनका विनाश करके अपनी झ्राजादी नहीं प्राप्त करना 
चाहते हैं।” इन परिस्थितियोंमें ब्रिटिश सरकारने वाइ- 
सरायकी कार्यकारिणी परिषद्की सदस्य संख्या बढ़ाकर 
१५ कर दी, जिनमेंसे ११ सदस्य भारतीय होनेवाले थे । 
इस प्रकार ब्रिटिश सरकारने भारतीय प्रशासनके काफी 
बड़े हिस्से पर भारतीयोंका नियंत्रण स्थापित कर और 
ae eens क्रिप्सको भारतीय समस्याका समाधान ढंढ़नेके 
लिए भारत भेजनेकी घोषणा की। लेकिन भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस तत्काल पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान 
करनेके लिए आन्दोलन करती रही। चूंकि ब्रिटिश 
सरकारने स्वेच्छासे इस मांगको स्वीकार नहीं किया, 
अतएव कांग्रेसने महात्मा गांधीके नेतृत्वमें श्रंग्रेजोंसे 
तत्काल भारत छोड़ देनेकी मांग की और १६४२ में 
देशव्यापी सविनय-अ्रवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया | 
महात्मा ग्रांधीद्वारा अहिंसाका age करनेके बावजूद 
आ्रान्दोलनके दौरान काफी हिंसात्मक घटनाएँ घटीं । ब्रिटिश 
सरकार पशुबलका प्रयोग करके आन्दोलनका दमन 
करनेमें सफल हो गयी ale eat युद्धमें भी जीत गयी। 
किन्तु १६४२ ई०की बगावत और १६४६ ई०में नोसेना- 
के विद्रोहने यह प्रकट कर दिया कि ब्रिटेन wa बहु- 
संख्यक भारतीयोंकी सहमतिसे भ्रपना शासन कायम नहीं 
रख सकता है। उसने aia १६४६ ई०में कैबिनेट 
मिशनको भारत भेजा, उसकी विफलता तथा उसके बाद | 
भारत-व्यापी साम्प्रदायिक दंगोंने इस विश्वासकों शोर 
भी सुदृढ़ कर दिया | विश्वयुद्धमें जीत जानेके बावजूद 
ब्रिटेन इतना थक और दिवालिया हो गया था कि ae 
यह समझ गया कि मात्र शक्तिके TAIT वह भारतको 
अपने कब्जेमें नहीं रब सकता है। भारतको यदि तत्काल 
आजाद न किया गया तो वह न केवल उसे खो बैठेगा 
वरन्‌ उसके साथ म॑त्रीवृर्ण व्यावसायिक सम्बन्ध भी 
कायम नहीं रख सकेगा । * व्यावसायिक सम्बन्धोंपर 
ब्रिटेनकी afta व्यवस्था एवं वित्तीय सम्पन्नता निर्भर 
करती है। ऐसी परिस्थितिमें ब्रिटिश राजनीतिशोंने 
अभूतपूर्वे दूरदर्शिता ate साहसका परिचय देते हुए १५ 
श्रगस्त १६४७ ई०को भारतको स्वाधीनता प्रदान कर 
दी, देशका भारत att पाकिस्तानके रूपमें दो भागोंमें 
विभाजन कर दिया । ब्रिटेनकी ge डालो ate शासन 
करो की नीतिके फलस्वरूप भारूमें हिन्दुप्नों श्रोर मुसल- 
मानोंके बीचकी खाईं इतनी चौड़ी हो गयी थी कि देश- 
का विभाजन भ्रनिवायं हो गया था। इस प्रकार १७७३ 


312 
३१३ 


१६१६ ई०के शासन-विधानकी महत्त्वपूर्ण विशेषता थी । 
इस शासन-विधानने san प्रतिबंधोंके बावजूद ब्रिटिश 
भारतको संसदीय लोकतांत्रिक शासन-प्रणालीके पथपर 
निश्चित रूपसे अग्रसर कर दिया । 

फिर भी १९१६ ई०के शासन-विधानसे, जो १६२१ 
ई०में कार्यान्वित हुआ, भारतीयोंकी राष्ट्रीय आकांक्षाप्रों- 
को सन्तुष्ट नहीं किया जा सका । भारतीय लिबरलोंने 
इन शासन-सुध।रोंको स्वीकार कर लिया और उन्हें 
कार्यान्वित करनेका भी प्रयास किया; किन्तु भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसने oz facia श्रपर्याप्त मान कर अस्वीकार 
कर दिया । महात्मा गांधी, जो उस समय तक कांग्रेसके 
मान्य नेता बन गये थे और खिलाफत आन्दोलन (Fo) 
का भी नेदृत्व कर रहे थे, भ्रसहयोग आन्दोलन शुरू कर 
दिया | यह शभ्रांदोलन शीघ्र ही सारे देशमें फैल गया। 
किन्तु १९२४ fo तक खिलाफत आन्दोलनकारी कांग्रेससे 
wert हो गये भर ब्रिटिश सरकार भी पशु-बलके WATT 
पर भ्रसहयोग श्रान्दोलनका दमन करनेमें सफल हो गयी । 
फिर भी -कांग्रेसने झुकना तो दूर, WIT १६२७ ई०के 
मद्रास श्रधिवेशनमें भारतका लक्ष्य (पूर्ण स्वाधीनता' घोषित 
किया । अ्रपनी इस घोषणाको उसने और अधिक स्पष्ट 
शब्दोंमें १६२६ ई०के लाहौर श्रधिवेशनमें दोहराया । 
१६३० ई०में महात्मा गांधीने सविनय-श्रवज्ञा श्रान्दोलन 
(दे०) आरम्भ कर दिया । ब्रिटिश सरकारने पुनः कठोर 
दमंनकी नीति श्रपनायी, महात्मा गांधी सहित सभी कांग्रेस 
नेताओंको he कर लिया और हजारों लोगोंको जेलोंमें 
da feat फलस्वरूप सवित्य-अ्रवज्ञा श्रान्दोलन धीरे- 
धीरे शिधिल पड़ गया, किन्तु देशमें seats बना रहा। 
wes भारतको सन्तुष्ट करनेकी श्राशामें ब्रिटिश 
पालियामेण्टने १६९३५ ई०में नया भारतीय शासन विधान 
पास किया, जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनतंत्रमें महत्त्व- 
पूर्ण परिवर्तन किये गये । १६३५ ई०के शासन-विधानमें 
भारत सरकारको पहलेकी भाँति वाइसराय तथा गवनेर- 
जन रलको भारत मंत्रीके प्रति उत्तरदायी बनाकर ब्रिटिश 
पालियामेण्टके seit रखा गया। इसके साथ उसमें 
तत्कालीन भारतीय शासन-विधानकी सभी विशेषताओं, 
जैसे विधान मंडलोंमें जनताका प्रतिनिधित्व, dea शासन, 
मंत्रियोंका उत्तरदायित्व, प्रांतोंको स्वशासन-साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व एवं विशेषाधिकारोंको यथापूर्व कायम रखा 
गया । इसके अ्रतिरिक्त इक्ष विधानमें दो नयी विशेषताएँ 
थीं--यथा, केन्द्रमें संघधासन तथा प्रदेशोंमें जिन्हें स्वशासन 
प्रदान कर दिया गया था, लोकप्रिय उत्तरदायी सरकार। 


ब्रिटिश प्रशासन tw 


दो नये प्रांत, यथा सिन्ध तथा उड़ीसा गठित fad 
गये और इन दोनोंको पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांतके साथ 
गवर्नेर-वाला प्रांत बना दिया गया । बर्माकों ब्रिटिश 
भारतसे पृथक्‌ कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश भारतमें 
तब ११ गवर्नंरोंवाले प्रांत तथा ४ चीफ-कमिश्नरों द्वारा 
शासित क्षेत्र यथा दिल्‍ली, भ्जमे र-मा रवाड़ , Ht, झंडमान 
तथा निकोबार द्वीपसमूह तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। 

१६३५ ई०के शासन-विधानकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
विशेषता संघीय शासन-प्रणाली थी । उसमें सभी भारतीय 
प्रांतों तथा सभी देशी रियासतोंकी एक संघीय इकाई 
बनानेका प्रस्ताव किया गया था। text द्विसदनीय 
विधानमंडल तथा गवनंर-जनरलकी कार्यकारिणी परिषद्‌: 
में da शासनकी व्यवस्था की गयी थी । गवनेर-जनरलको 
अधिकार दिया गया था कि ag श्रपनी कार्यकारिणी 
परिषदमें दो सदस्योंको मनोनीत करके सुरक्षा तथा विदेशी 
मामलोंके आरक्षित विभागोंको उनके जिम्मे कर दें। 
अन्य सभी विभाग हस्तांतरित विभागोंके श्रन्तगंत कर 
दिये गये थे भौर यह प्राविधान किया गया था कि 
उनका शासन चलानेके लिए गवनेर-जनरल मंत्रियोंकी 
नियुक्ति करेगा, जो विधान मंडलके प्रति उत्तरदायी होंगे। 
गवने र-जनरलको पहलेकी ही भांति यह विशेषाधिकार 
प्राप्त था कि संघीय विधानमंडलमें प्रतिकूल मतदान 
होनेके बावजूद वह प्रमाणित करके किसी विधेयककों 
SMART रूप दे सकता था। इसके साथ ही वह ६ 
महीनेकी भ्रवधिके लिए भ्रध्यादेश भी जारी कर सकता . 
था। संघीय विधानमंडलके दोनों सदनोंके बहुसंख्यक 
सदस्योंके मतदाताश्रों द्वारा सीधे निर्वाचित किये जानेकी 
व्यवस्था की गयी थी, किन्तु संघमें शामिल होनेवाली 
देशी रियासतोंकों निचले सदनके एक तिहाई प्र तिनिधियों- 
को तथा ऊपरी aaah दो बटा पाँच प्रतिनिधियोंकों 
मनोनीत करनेका अधिकार प्रदान किया गया थ+। इस 
प्रकार सम्पूर्ण भारतके प्रतिनिधियोंके एक ही सदनमें 
बैठनेकी व्यवस्था पहली बार की गयी थी । 

१६३५ ई०के शासन-विधानमें प्रांतोंमें द्रैध शासन 
समाप्त करके लोकप्रिय सरकारोंकी स्थापना की गयी । 
सभी विभागोंका प्रशासन मंत्रियोंके जिम्मे कर दिया 
गया, जिनकी नियुक्ति गवर्नरोंके हाथमें थी, लेकिन वे 
लोकप्रिय निर्वाचित विधान-सभाश्रोंके प्रति उत्तरदायी 
होते थे । साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व. बरकरार रखा गया 
भौर ६ प्रांतोंमें द्विसिदनीय विधान मंडलोंकी व्यवस्था की 
गयी। प्रत्येक प्रांतके निचले सदनमें जनता द्वारा निर्वाचित 


31५ 


भव्रक-भरहुत TAT 
दूसरी बार बंगालका नवाब बननेपर दुगुनी कर दी, 
लेकिन १७६६ fom ईस्ट इंडिया कम्पनीके डाइरेक्टरोंने 
इसे बन्द कर देनेका निर्णय किया। जब बंगालके गर्बनर 
क्लाइवने तत्कालीन भत्ता बन्द करनेके निर्णयकों कार्या- 
ल्वित किया, तब कम्पनीके भारत स्थित अंग्रेज सैनिक 
अधिकारियोंने इसके कार्यान्‍वयनको रोकलेके प्रयासमें अपने 
कमीशन सामूहिक eat त्याग दिये। यह व्यवहारतः 
एक प्रकारका विद्रोह था, किन्तु क्लाइवने स्थितिका 
मुकाबला बड़ी सूझ-बूझके साथ किया और अधिकारी 
भी झुक गये । १७६५ ई० में यह भत्ता उस समय पुनः 
चालू कर दिया गया जब अंग्रेज अधिकारियोंने संयुक्त 
रूपसे इसके पुनः चालू किये जानेका अनुरोध किया। 
किन्तु are विलियम बेण्टिक ( १८२८-३४ fo )के 
प्रशासन-कालमें डाइरेक्टरोंके ्रदेशानुसार इसे अन्तिम 
रूपसे समाप्त कर दिया गया | 
भव्रक-शुंग राजवंशका पाचवाँ राजा। उसकी पहचान 
पभोसाके शिलालेखमें वरणित राजा उदक अथवा औड़कसे 
की जाती है, लेकिन यह ott निश्चित नहीं है। उसके 
बारेमें श्रौर भ्रधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। ( राय- 
चोधरी, go ३९३-९४ ) 
भद्बाहु-भ्रुत केवली जैन मुनियोंमें afta, जो सम्राट 
ways मौयंके समकालीन थे। चन्द्रगुप्तके शासनकी 
भ्रन्तिम अ्रवधिमें बारह वर्षीय अकाल पड़ा, जिससे सारे 
साम्राज्यमें त्वाहि-त्राहि मच गयी, श्रन्तमें चन्द्रगुप्त सिहा- 
सन त्याग कर भद्रबाहुके नेतृत्वमें अन्य जैन मुनियोंके साथ 
दक्षिण भारतके कर्नाटक देशस्थ श्रवण बेलगोला नामक 
स्थानपर चला TAT.) भद्गबाहुने पूर्णायुका भोग HT stay 
पण्डितमरणकी जैन. विधिके अनुसार भ्रनशन करके देह- 
त्याग किया। उन्होंने दक्षिण भारतमें जैन-धर्मका अच्छा 
प्रचार किया । उनका उल्लेखं श्रीरंगपह्म्‌में प्राप्त लग- 
भग ६०० ई०के दो शिलालेखोंमें मिलता है। श्रवण 
बेलगोला स्थित ज़ेन मठके गुरु, जो दक्षिण भारतके सभी 
जैन साथुओंके भ्राचार्य माने जाते हैं, अ्रपनेको भद्रबाहुकी 
शिष्य-परम्परामें बतलाते हैं ॥ ( जैकोबी-संक्रेड are 
आफ दि ईस्ट ) 
भव्वव्याप-एक भारतीय वीर, जिसने पूर्वी पंजाबके बाख्ती 
यवन राज्यको नष्ट करनेमें प्रमुख योगदान किया था। 
. ( राय चोधरो, qo ४२९ ) 
भद्गसाल-ननन्‍्दवंशके अन्तिम राजाका सेनापति, जिसे चन्द्र- 
गुप्त मोर्यने सिंझसनपर अधिकार करनेके लिए काफी 
रक्तपातके बाद पाटलिपुत्न (पटना) में हराया था। 


३१५ 

भरत-अ्नेक वँदिक राजाओं, ऋषभदेवके छोटे पुत्र, दुष्यंत- 
शकुन्तलाके पुत्र तथा रामचन्द्रजीके श्रनुजका नाम । 
उत्तरमें हिमालयसे लेकर दक्षिणमें हिन्दमहासागर तक 
विस्तृत उपमहाद्वीप भारतवर्षके नामसे विख्यात है, क्योंकि 
इसमें भरतके वंशज रहते हैं। ( विष्णु पुराण, खण्ड २ 
पृष्ठ ३.१ ) 

भरतपुर-एक नगर और भूत पूर्व देशी राज्य, जिसकी स्थापना 
अट्ठा रहवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें जाट सरदार बदनसिंहने 
की। उसके दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी सूरजमलके 
शासनकालमें भरतपुर राज्यकी सीमा आगरा, धौलपुर, 
मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, गुरगांव तथा मथुरा 
तक फैल गयी थी। इस प्रकार यह केन्द्रीय भारतमें एक 
शक्तिशाली सत्ताके रूपमें संगठित हो गया। बादमें इसका 
क्षेत्रकम हो गया। भरतपुरमें एक बहुत ही मजबूत 
दुहरा किला बना हुआ है। पानीपतकी तीसरी लड़ाई 
( १७६१ ई० )में इसके शासक सूरजमलने मराठोंका 
साथ नहीं दिया। इसकी ख्याति और प्रतिष्ठा उस समय 
और बढ़ गयी जब १५०४ ई०में द्वितीय झ्रांग्ल-मराठा 
युद्धके दौरान इसने ars लेकके नेतृत्वमें लड़ रही ब्रिटिश 
सेनाको मार भगाया और किलेपर कब्जा करनेके प्रयास- 
को विफल कर दिया । फलत: भरतपुरका किला श्रभेद्य 
माना जाने लगा । फिर भी भरतपुरके राजाने अंग्रेजोंके 
साथ भ्राश्चित रहनेकी सन्धि कर ली और १८२४ Fo TH 
उनके साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने रहे। किन्तु प्रथम 
आग्ल-बर्मी युद्धेके दौरान अंग्रेजी सेनाकी पराजयोंसे 
प्रोत्साहित होकर भरतपुरके सिंहासनके एक दावेदार, 
दुर्जन सालने स्वर्गीय राजाके अल्पवयस्क पुत्न तथा अपने 
चचेरे भाईको सिहासनपर बैठानेके ब्रिटिश भारत सरकार- 
के निर्णयकों सशस्त्र चुनौती दी। किन्तु are काम्बर- 
मियरके नेतृत्वमें ब्रिटिश सेनाने १८२६ ई०में भरतपुरके 
किलेको सरलतासे जीत लिया। दुर्जन सालको निर्वासित 
कर दिया war ate अंग्रेजों द्वारा मनोनीत कुंवरको गद्दी- 
पर बैठाया गयां। भरतपुर तबसे ब्रिटिश साम्राज्यका 
एक निष्ठावान्‌ भ्रधीनस्थ राज्य बना रहा | स्वाघीनता- 
प्राप्तिके उपरान्त इसे भारतीय गणराज्यमें मिला लिया 
गया t 

भरहुत-मरध्य भारतमें स्थित । यह स्थान शुंग-कालीन 
(१८५ ई० पू०-७३ ई० Jo) । आ्रारम्भिक बौद्ध वास्तु 
एवं मूर्तिकलाके लिए प्रसिद्ध है 1 

भरहुत स्तूप-सर जान मार्शलकी रायमें शृंगगाल (१५५- 
७३ ई० पू०) का सबसे प्राचीन प्रवशेष | भरहुत मध्य- 





314 

३१४ 
ई०के रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा जिस भारतीय प्रशासनतंत्नकी 
नींव डाली गयी, उसकी चरम परिणति भारतकी स्वाधी- 
नताके रूपमें हुईं। (सर सो० हलबरई-दि गत मेण्ट आफ 
इंडिया तथा ए० बो० कीय-कांस्टीच्यूशनल हिस्द्री आफ 
इंडिया ) 

ब्रेथवेट, कंल-एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी, जो १७८१ 
ई०के द्वितीय आग्ल-मैसूर युद्धमें हैदरअलीकी सेनासे 
पराजित हो गया । 

ब्लावत्स्की, मंडम हैलेना पेत्नव्ना ( १८३१-९१ )-एक 
प्रतिभाशाली रूसी महिला, जो भारतके प्राचीन wearer 
वादकी बहुत प्रशंसक थीं और १८७५ fot उन्होंने 
ब्रह्मविद्यासमाज (थियोसोफिकल सोसाइटी ) की स्थापना 
की । १८७६ ई०में वे भारत आयीं और मद्रासके निकट 
श्रड्यारमें थियोसोफिकल सोसाइटीके प्रधान कार्यालयकी 
स्थापना की । उनके प्रमुख प्रकाशनों में 'प्रइसिस' अनवेल्ड' 
'सिक्रेट sified’ तथा ‘fe वायस आफ साइलेन्स” 
हैं। (Go पी० क्लीथर--एच० पी० ब्लावत्स्कीः 
हरसेल्फ ) 

ब्लेकेट, सर बसील-लार्ड इविन ( १६२६-३१ Fo )के 
शासनकालमें वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषदुका वित्त- 
सदस्य । सर बसीलने रुपयेका विनिमय मूल्य १ शिलिंग 
६ पेंस स्थिर किया, जिसकी भारतीयोंने Ala श्रालो- 
चना की । 


ब्लेकहोल (कालकोठरी)-ऋलकत्ता स्थित ste विलियममें 
१८ फुट लम्बा और १४ फूट दस इंच चौड़ा एक कमरा। 
Ro जून १७५६ ई०को नवाब सिराजुद्दौलाने किलेपर 
कब्जा करके पअनेक अंग्रे जोंको बन्दी बना लिया। ato Tso 
हालवेलके अनुसार, जिसके ऊपर उस समय किलेकी 
रक्षाका भार था, अंग्रेज बन्दियोंकी संख्या १४६ थी। 
उन सबको रानमें किलेकी काल-कोठरीमें बंद कर दिया 
गया, जिसके फलस्वरूप दम घुटनेसे रातमें १२३ बन्दियों- 
की मृत्यु हो गयी । इस घटनाकों क़ूर नृशंसता माना 
गया att सिराजुद्दौलाकों इसके लिए जिम्मेदार ठहराया 
गया। ठोस सबूतोंके आधारपर इस घटनाकी सचाई- 
पर सन्देह प्रकट किया जाता है और सम्भव है कि यह 
कोरी कपोल-कल्पना हो। जो कुछ भी हो, सिराजुद्‌दोला 
इस घटनाके लिए जिम्मेदार नहीं था। (मिल--हिस्ट्री 
आफ इंडिया, विद faces ate, fer ३, १८५८ fo 
का संस्करण; ए० Ho Ha कृत बंगला पुस्तक सिराजु- 
tie; tte लिटिल--दि ब्लेक होल Fast) 


ब्रेयबेट, कर्नल-भत्ता 





a 


पादत्त-कामरूपका पौराणिक राजा, जिसका उल्लेख महा- 
भारतमें भी मिलता है। ऐतिहासिक कालमें कामरूपके 
राजा पुष्यवर्मा ( लगभग ३३०-६४६ ई० )के वंशज 
अपनेको भगदत्त कुलोत्पन्न मानते थे । ८ वीं शताब्दीमें 
कामरूपका राजा हर्ष हुआ। उसने अपनी पुत्री राज्यमती- 
का विवाह नेपालके राजासे किया था। नेपालके एक 
शिलालेखमें राजा हर्षको भी भगदत्त-कुलोपन्न बताया 
गया है। ( Fo To, खण्ड ९, Fo १७९ ) 

भगवद्‌गीता महाभारतके भीष्मपवका अंश | सनातनी हिन्दुओं- 
की मान्यताके अनुसार इसमें पाण्डव-वीर अर्जुनको दिया 
गया भगवान्‌ क्ृष्णका उपदेश संगृहीत है। इसका रचना- 
काल अभी तक निश्चित रूपमें निर्धारित नहीं हो सका 
है। स्वामी विवेकानन्दके विचारसे इसकी रचना बुद्धसे 
पूर्व हो चुकी थी । पश्चिमके विद्वान्‌ इसका रचनाकाल 
चौथी शताब्दी ईसवी मानते हैं । यह हिन्दू धर्मका सर्वे 
श्रेष्ठ और सवंमान्य ग्रंथ है, frat foam कर्म और 
भक्तिका उपदेश दिया-मया है। 

भगवानदास-प्रामेर ( जयपुर )का शासक, जिसके पिता 
राजा बिहारीमलने स्वेच्छासे मुगल बादशाह भ्रकबरका 
आधिपत्य स्वीकार कर उससे अपनी पुत्नीका विवाह कर 
feat) अकबरकी सेवामें आकर भगवानदासने अच्छी 
पदोन्नति की और मुगल सेनाके आक्रमणका नेतृत्व कर 
कश्मीरपर विजय प्राप्त की, जिससे वह मुगल साम्राज्य- 
का अंग बन गया। राजा भगवानदास ख्याति-प्राप्त 
हिन्दी कवि भी थे । 

भग्ग (भर्ग) गण-प्राकूमौयेकालमें सुंसुमार गिरिपर निवास 
करता था। 

भ्रट्ट कुल-जिसने बालाजी विश्वनाथ भट्टको उत्पन्न किया, 
जो राजा साहूके भ्रष्ट प्रधानोंमेंसे एक था । उसने पेशवा 
अथवा मुख्य प्रधानके पदकी प्रतिष्ठा बढ़ा कर उसे मराठा 
राज्यका सर्वेसर्वा बना दिया । उसने इस पदको अपने 
परिवारमें पुश्तंनी कर दिया । सभी पेशवा उसके वंशज 
थे। 

भंण्डि-राज्यवर्धन (दे० ) की मृत्युके समय कन्नौजका प्रमुख 
राजपुरुष, जिसने हर्ष (दे०)को सिंहासनासीन करनेमें 
प्रधान भूमिका पूरी की | 

भत्ता-एक पारिभाषिक णब्द । यह एक प्रकारका अतिरिक्त 
aaa था जो बंगालमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके सैनिक अधि- 
कारियोंको दिया जाता था । इसकी रकम मीरजाफरने 


314 

भानुगुप्त-भारत 

भानुगुप्त-प्रारम्भिक गुप्त सम्राटोंमेंसे एक, जिसका समय 
५१० ई० के लगभग निश्चित किया गया है। उसकी 
पहचान सम्राट्‌ बालादित्यगे की गयी है, जिसने aaah 
अनुसार हुणोंके नेता मिहिरकुलको पराजित किया था । 

भाऊ साहब-देखिये, 'सदाशिव cra’ 1 

भानुदेव-गंग राजवंशका एक राजा, जो दक्षिण भारतपर 
हुए अलाउद्दीनके आक्रमणसे पूर्व उड़ीसापर शासन कर 
रहा था। १२६४ ई० के लगभग मुस्लिम आक्रमणोंके 
फलस्वरूप उसका राज्य नष्ट हो गया । 

-भारत-एशिया महाद्वीपके दक्षिणी भागमें स्थित तीन प्राय- 
द्वीपोंमें मध्यवर्ती और सबसे बड़ा प्रायद्वीप। यह fara 
जाकार है। हिमालय पर्वत-श्रृंखलाको इस त्रिभुजका 
Tare और कन्याकुमारीकों उसका शीष॑बिन्दु कहा जा 
सकता है। इसके उत्तरमें हिमालय तथा दक्षिणमें हिन्द 
महासागर स्थित है। ऊँचे-ऊँचे पर्वतोंने इसे उत्तर-पश्चिममें 
श्रफगानिस्तान तथा उत्तर-पूर्वमें बर्मासे अलग कर दिया 
है । यह स्वतंत्र भोगोलिक ईकाई है। इसका क्षेत्नफल 
१७,० ६,५०० वर्ग मील तथा १६५१ ई०की गणनाके 
अनुसार जनसंख्या ४४,६८,६६,३०० है (१६७१ ई०की 
जनगणनाके ATA जनसंख्या TT ५४,६६,५५,६४५ 
है ।-सं० ) । प्राकृतिक दृष्टिसे इसे तीन क्षेत्रोंमें विभक्त 
किया जा सकता है--हिमालयका क्षेत्र; उत्तरका मैदान 
जिससे होकर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती 
हैं; दक्षिणका पठार, जिसे विध्य पर्वतमाला उत्तरके 
Hama प्रलग करती है। इसकी विशाल जनसंख्या दो 
सौ से अधिक बोलियाँ बोलती है और संसारके सभी 
मुख्य धर्मोको मौननेवाले यहाँ मिलते हैं। अंग्रेजीमें इस 
देशका नाम “इंडिया' सिन्धुके फारसी रूपांतरणके आधार 
पर यूनातियों द्वारा प्रचलित ‘gee’ नामसे पड़ा | मूल 
रूपसे इस देशका नाम प्रार्गतिहासिक कालके राजा भरत- 
के mere पर भारतवर्ष है। भ्रब इसका क्षेत्र फल संकु- 
चित हो गया है और इस प्रायद्वीपके दो छोटे-छोटे क्षेत्रों 
पाकिस्तान तथा बंगलादेशको इससे पृथक्‌ करके शेष 
भू-भागकों भारत कहते हैं । 'हिन्दुस्थान' नाम सही तौरसे 
केवल गंगाके उत्तरी मैदानके लिए प्रयुक्त किया जा 
सकता है जहाँ हिन्दी बोली जाती है| इसे भारत peat 
इंडियाका पर्याय नहीं माना जा सकता। 

भारतंकी आधारभूत एकता उसकी विशिष्ट संस्क्ृति 
तथा सभ्यता पर आधारित है | यह इस बातसे प्रकट है 
कि हिन्दू धर्म सारे देशमें फैला हुआ है; संस्कृतको सब 
देवभाषा स्वीकार करते हैं; जिन सात नदियोंको पवित्र 


३१७ 
माना जाता है उनमें सिंधु पंजाबमें बहती है श्रौर कावेरी 
दक्षिणमें; इसी प्रकार जिन सात पुरियोंको पवित्र 
माना जाता है उनमें हरिद्वार उत्तर stat स्थित है 
और कांची सुदूर दक्षिणमें । भारतके सभी सार्वभौम 
राजाप्रोंकी भ्राकांक्षा रही है कि उनके राज्यका विस्तार 
आसेतु हिमालय हो | परन्तु इतने बड़े देशको, जो वास्तव- 
में एक उपमहाद्वीप है और क्षेत्रफलमें पश्चिमी रूसको 
छोड़कर सारे यूरोपके बराबर है, एक राजनीतिक इकाई 
बनाये taal get कठिन है। वास्तवमें उन्नीसवीं 
शताब्दीके मध्यमें ब्रिटिश शासनकी स्थापनासे पूर्व सारा 
देश, बहुत थोड़े waa छोड़कर, कभी एक साम्राज्य- 
के अंतर्गत नहीं रहा । ब्रिटिश शासन-कालमें सारे देशमें 
एक समान शासन-व्यवस्था करके तथा अ्ंग्रेजीको सारे 
देशमें प्रशासन और शिक्षाकी समान भाषा बनाकर पूरे 
देशको एक राजनीतिक इकाई बना दिया गया | Tog 
यह एकता एक शताब्दीके अंदर भंग हो गयी । १६४७ 
ई०में जब भारत स्वाधीन हुआ, उसे विभाजित करके 
fara, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत, पश्चिमी पंजाब (ag 
भाग अब पाकिस्तान” कहलाता है), पूर्वी तथा उत्तरी 
बंगाल (यह भाग aa 'बांगलादेश” कहलाता है) उससे 
अलग कर दिया गया। 

भारतका इतिहास प्रागैतिहासिक aaa. आरम्भ 
होता है। ३००० Fo Go तथा १५०० ई० पू० के बीच 
सिन्धु घाटी (दे०)में एक GAT सभ्यता वर्तमान थी, 
जिसके अवशेष मोहन जोदड़ो झौर हड़प्पा (दे० ) में मिले 
हैं । विश्वास किया जाता है कि भारतमें झ्रायोका प्रवेश 
बादमें हुआ । आ्रायोने पाया कि इस देशमें उनसे पूर्वके 
जो लोग निवास कर रहे थे, उनकी सभ्यता यदि उनसे 
श्रेष्ठ नहीं तो किसी रीतिसे निक्ृष्ट भी नहीं थी । झायोँ- 
से पूर्वके लोगोंमें सबसे बड़ा वर्ग द्वविड़ों (दे०)का था। 
orat द्वारा वे क्रमिक रीतिसे उत्त रसे दक्षिण ate दिये 
गये, जहाँ दीघंकाल तक उनका प्राधान्य रहा | बादमें 
उन्होंने झायोंका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया, उनसे विवाह 
सम्बन्ध स्थापित कर लिये और ae वे महान्‌ भारतीय 
राष्ट्रके at हैं। द्रविड्ोंक अलावा देशमें और मूल 
जातियाँ थों, जिनमेंसे goat प्रतिनिधित्व मुण्डा, कोल, 
भील श्रादि जनजातियाँ करती हैं जो मोन-ख्मेर वर्गंकी 
भाषाएँ बोलती हैं। भारतीय प्रार्योका प्राचीनतम साहित्य 
हमें वेदों (दे०)में विशेष रूपसे ऋग्वेद (दे०)में मिलताः 
है, जिसका रचनाकाल कुछ विद्वान्‌ तीन हजार ई० go 
मानते हैं । वेदोंमें हमें उस कालकी सभ्यताकी एक झाँकी 


lo 

३१६ 3 
प्रदेश राज्यमें विलीन Gat रियासतके क्षेत्रमें श्रवस्थित 
है । यह स्तृप उस स्थानपर बनाया गया था, जहाँ मगघ 
और प्रयागके मार्ग मालवा और दक्षिणकों जानेवाली 
सड़कोंसे मिलते थे। यह ईंट और पत्थरका बना gat 
है। इसके चारों तरफ एक वेदिका थी, जिसमें चार 
तोरण द्वार थे। इसके दो तोरण द्वारोंपर उत्कीर्ण fa 
लेखोंमें डाहलके राजाओंकी तीन पीढ़ियोंका उल्लेख है, 
जो शुंगोंके ama थे। बौद्धधर्मके लुप्त हो जानेपर 
पड़ोसके गाँवोंके लोगोंने स्तूपको तोड़-फोड़ डाला | इसके 
अवशेषोंका पता afar साहबने चलाया। उनके ही 
saree पूर्वी तोरण द्वार तथा वेदिकाके जो बचे हुए 
स्तम्भ रहे उन्हें कलकत्ता ले जाकर भारतीय संग्रहालयमें 
रख दिया गया। पूर्वी तोरणद्वार तेईस फुट ऊंचा था । 
ws aed, सूचियों, उष्णीषों आदि पर बुद्धके 
जीवन तथा जातकोंके अनेक दृश्योंके चित्र मिलते हैं। 
(कम्ब्रि०, खण्ड १, पृष्ठ ६९२४-२५) 

भतृंदसन-उज्जैनका महाक्षत्रप (३२८६-६५ fo), जो 
रुद्रसेन (मृत्यु २७४ ई०) का पुत्र था। वह बड़े भाई 
विश्वर्सिह्‌ (मृत्यु २८८ fo) के बाद शासनारूढ़ हुआ | 
उसका पुत्र विश्वसूर Fan aay कहलाता था। ऐसा 
लगता है, भततृ दमनकी मृत्युके बाद महाक्षत्रयका पद 
श्रस्थाई-रूफ्से भ्रप्रचलित हो गया । पश्चिमोत्तर भारत- 
पर सासानी बादशाहों लगभग (२६३-३५० ई०) के 
आक्रमणोंके बाद सम्भवतः, महाक्षत्रप पद समाप्त कर 
दिया गया। 

भर्तृहरि-एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि, जो ईसाकी सातवीं 
शताब्दीमें विद्यमान थे। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति 
'शतकत्नय' के साथ ही भट्टि काव्य भी कही जाती हैं, 
जिसकी रचना उन्होंने मुख्यतः संस्कृत व्याकरण पढानेके 
उद्देश्से की थी। मैकडोनेलके ogee, विदित होता 
है कि adefe कविके अतिरिक्त वैयाकरण, तथा तत्त्व- 
ज्ञानी थे। (मंक्डोनेल-हिस्द्री आफ संरक्षत लिटरेचर ) 

भवनाग-भारशिवोंका एक शासक। वाकाटक नरेशोंके 
अनेक शिलालेखोंमें इसका उल्लेख है। गुप्त साम्राज्यके 
उत्कर्षके पूर्व इसका अभ्युदय हुआ था WIT इससे एक 
राजवंश भी प्रचलित gon, जिसका शासन-क्षेत्र गंगा तक 
फैल गया। भारशिवोंने दस भ्रश्वमेध यज्ञ किये थे । 
(रायचोधरी ०, पृष्ठ ४८०) 

भवभूति-संस्कृतका दाक्षिणात्य कवि तथा नाटककार, 


जिसकी प्रप्तिद्ध रचना “उत्तरामचरित” तथा “मालती-- 


area’ हैं । कहा जाता है कि वह झ्राठवीं शतीके आरम्भ 


भरतृंदमन-भागवत 
में कन्नौजपर शासन करनेवाले यशोवर्माका दरबारी 
कवि था । 
भाग-भूमि-कर, जो कृषिउपजमेंसे राजाके हिस्सेके रूपमें 
लिया जाता था और उपजका सामान्यतः षष्ठांश होता 
था | इसकी मात्ामें हेर-फेर भी होता रहता था। उदा- 
हरणार्थ, अशोकने महात्मा बुद्धकी जन्मस्थली लुम्बिनी 
ग्राममें इसे घटाकर मात्र ग्राठवाँ भाग कर दिया था । 
aries, कार्शीपुत्र-विदिशाका एक राजा, जिसके राज्या- 
भिषेकके चौदहवें वर्षमें तक्षशिलाके यवन राजा एण्टी- 
Mest डसका राजदूत हेलियोडोरस भेंट करने आया । 
(स्मिय०, पृष्ठ २३८ नोट ३; रायचौधरी०, पृष्ठ ३९४) 
भागवत-विदिशाका एक राजा, जिसके राज्याभिषेकके 
बारहवें वर्षमें विदिशा waar बेसनगरमें गरुड़स्तम्भ 
निर्मित किया गया ae राजा बेसनगरके राजा भाग- 
aga fart है, जिसका उल्लेख हेलियोडोरस द्वारा 
स्थापित गरुड़स्तम्भमें किया गया है। (रायचोधरी०, 
पृष्ठ ३६४) 
भागवत-एक वैष्णव सम्प्रदाय, जिसके श्रनुयायी विष्णु, 
वासुदेव भ्रथवा क्ृष्णकी पूजा करते हैं। इस सम्प्रदायका 
प्रादुर्भाव उत्तर वैदिककालमें माना गया है। प्रागे चलकर 
इसका प्रभाव अधिक व्यापक हो गया श्र भारतमें बसे 
यवनों (यूनानियों) का भी इसकी श्रोर झुकाव हुआ । 
तक्षशिलाके यवन राजा एण्टीयाल्कीडसके राजदूत हेलि- 
योडोरसने, जिसने १४० श्रौर १३० ई० पू० के बीच 
बेसनगर श्रथवा विदिशामें एक गरुड़-स्तम्भ निर्मित 
कराया, अ्पनेको Tae साथ 'परम-भागवत' घोषित 
किया है। 
भागवत लोग वैष्णवके नामसे भी प्रसिद्ध थे और 
वासुदेवकी भक्तिको भगवान्‌का श्रनुग्रह भ्रौर कर्म-फलसे 
मुक्ति पानेका आधार मानते थे । गुप्त-शासकोंके कालमें 
इस सम्प्रदायका महत्त्व काफी बढ़ गया। कुछ गुप्त 
सम्नाटोंने भी अपनेको “भागवत” कहा है । कतिपय चालुक्य 
शासक भी अपनेको भागवत मतावलम्बी बताते थे। 
बादामी गुहाके प्रसिद्ध मन्दिरोके आधारपर सिद्ध होता 
है कि छठीं शताब्दीमें भागवत सम्प्रदायका दक्षिणमें 
प्रचार था। इस सम्प्रदायक्रे धामिक एवं दार्शनिक 
सिद्धांतोंका प्रतिपादन करनेवाले प्रमुख वैष्णवाच।थयोमें 
सबसे ज्यादा प्रप्तिद्धि रामानुज aie मध्वको मिली । 
पूर्वी भारतमें इस सम्प्रदायके सर्वाधिक लोकप्रिय व्या- 
ख्याता श्री चैतन्य महाप्रभु हुए। (राय चौधरी-अर्ली 
feed are दि dome Baz) 





314 
भारत 


शुरुआतसे फिर स्थापित हो गयी ) इस वंशने तीसरी 
शताब्दी ईसवोके मध्य तक उत्तरी भारतपर राज्य 
किया । 

इस वंशका सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क (लगभग 
१२०-१४४ ई०) था, जिमकी राजधानी पुरुषपुर अ्रथवा 
पेशावर थी। उसने बौद्धधर्म ग्रहण कर लिया और 
अश्वघोष (दे०), नागाजुंन (दे०) तथा चरक (दे०) 
जैसे भारतीय विद्वानोंको संरक्षण दिया। कुषाणवंशका 
श्रज्ञात कारणोंसे तीसरी शताब्दीके मध्य तक पतन हो 
गया। इसके बाद भारतीय इतिहासका अंधकार युग 
श्रारम्भ होता है जो चौथी शताब्दीके झ्ारम्भमें गुप्तवंश 
(दे०) के saat समाप्त हुआ | 

लगभग ३२० FoF चन्द्रग॒प्तते गुप्तवंशकों प्रचलित 
किया ate पाटलिपुत्न को फिरसे अपनी राजधानी बनाया। 
गुप्त वंशमें एकके बाद एक चार महान्‌ शक्तिशाली राजा 
हुए, जिन्होंने सारे उत्तरी भारतमें अपना साम्राज्य 
विस्तृत कर लिया और दक्षिणके कई .राज्योंपर भी प्रभुत्व 
स्थापित किया । उन्होंने हिन्दूधर्मको राज्यधर्म बनाया, 
arent भ्ौर seeds प्रति सहिष्णुता बरती और 
ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, कला, वास्तुकला और चित्रकला- 
की safe की । इसी युगमें कालिदास (दे०), आये- 
भट (दे०) तथा वराहमिहिर (दे०) हुए। रामायण, 
महाभारत, पुराणों तथा मनुसंहिताकों भी इसी युगमें 
वर्तमान रूप प्राप्त gat) चीनी यात्री फाह्यानने ४०१ 
से ४१० fo के बीच भारतकी यात्रा की और Gat उस 
कालका रोचक वर्णन किया है। उसका मत है कि उस 
कालमें देशमें पूरा रामराज्य था। स्वाभाविक रूपसे 
गुप्त युगको भारतीय इतिहासका स्वर्ण युग माना जाता 
है और उसकी तुलना एथेन्सके पेरीक्लीज युगसे की 
जाती है। (पेरीक्लीज (लगभग ४६२-५२६ Fo Jo) 
एथेन्सका महान्‌ राजनेता तथा सेनापति था। उसके 
प्रशासनकाल (४६०-४२६ Fo Jo) में एथेन्स उन्‍नतिके 
शिखरपर पहुँच गया |) 

आंतरिक विघटन car gate orale फलस्व- 
रूप छठीं शताब्दीमें गुप्त साम्राज्यका पतन हो गया। 
परन्तु सातवीं शताब्दीके प्रारम्भमें हर्षवर्धन (दे०) ने 
एक दूसरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसकी राजधानी 
कल्तौज थी | यह साम्राज्य सारे उत्तरी भारतमें विस्तृत 
था। दक्षिणमें चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीयने उसका 
साम्राज्य ada तटसे आगे बढ़नेसे रोक दिया था। 
चीनी यात्री ह्युएनत्सांग (दे०) उसके राज्यकालमें 





३१६ 
भारत आया था AIT उसने अपने यात्रा-वर्णनमें लिखा 
है कि हर्षवर्धन बड़ा प्रतापी और शक्तिशाली राजा है। 
वह ६४७ ई० में निस्संतान मर गया और उसके बाद 
सारे उत्तरी भारतमें फिर श्रव्यवस्था फल गयी । 

इस अव्यवस्थाके फलस्वरूप बहुतसे qafaa 'राज- 
वंशोंका उदय gar, जो अश्रपनेको राजपूत (Fo) कहते 
थे। इनमें पंजाबका हिन्दूशाही राजवंश, गुजरातका 
गुजंर-प्रतिहार वंश (दे०) अजमेरका चौहान वंश (दे०), 
कन्नौजका गहडवाल वंश (दे०) तथा मगध और बंगाल 
का पाल वंश (दे०) था । दक्षिणमें भी सातवाहन वंशके 
पतनके बाद इसी प्रकार सत्ताका विघटन हो wart 
उड़ीसाके गंगवंश (दे०) जिसने पुरीका प्रसिद्ध जगन्ताथ 
मन्दिर बनवाया, वातापीके चालुक्यवंश (दे०), जिसके 
राज्यकालमें भ्रजंता (दे०) के कुछ गुफा चित्र बने तथा 
कांचीके पलल्‍लववंशने, जिसकी स्मृति उस कालमें बनवाये 
गये कुछ प्रसिद्ध मन्दिरोंमें सुरक्षित है, दक्षिणकों आपस- 
H ate frat और परस्पर युद्धोंमें एक-दूसरेका नाश कर 
दिया | इसके बाद मान्यखेट भ्रथवा मालखेड़के राष्ट्रकूट 
वंश (दे०)का उदय हुआ्ा, जिसका उच्छेद पुर ने चालुक्य 
amet एक नवीन शाखाने कर दिया, जिसने कल्याणी 
(दे०) को अपनी राजधानी बनाया। उसका उच्छेद 
देवगिरिके यादव वंश (दे०) तथा द्वारसमुद्रके होमसल 
(दे०) amt कर feat सुदूर दक्षिणमें चेर (20), 
पांड्य (दे०) भर चोल राज्योका उदय हुआ, जिनमेंसे 
अ्रंतिम राज्य सबसे श्रधिक्त चला। वह goo से १३०० 
ई० तक वर्तमान रहा । इस तरह सारे भारतमें अनैक्य 
व्याप्त हो गया। | 

इस बीच ७१२ fo में भारतमें इस्लामका प्रवेश 
हो चुका था। मुहम्मद-इब्त-कासिमके नेवृत्वमें मुसलमान 
अरबोंने सिधपर हमला किया और वहांके ब्राह्मण राजा 
दाहिरको हरा दिया । इस तरह भारतकी भूमिपर पहली 
बार इस्लामके पैर जम गये श्रौर बादकी शताब्दियोंके 
हिन्दू राजा उसे फिर हटा नहीं सके। परन्तु सिधपर 
salar शासन वास्तवमें निबंल था और ११७६ ई० में 
शहाबुद्दीन मुहम्मदगोरी (दे०) ने उसे आसानीसे उखाड़ 
दिया । इससे पूर्व Gama (दे०) के नेतृत्वमें मुसल- 
मानोंने हमले करके पंजाब छीन लिया था और गजंनीके 
सुल्तान महमूदने (दे०) ने €६७ से १०३० Fo के बीच 
भारतपर सत्रह हमले किये और हिन्दू राजाओ्रोंकी शक्ति 
कुचल डाली । फिर भी हिन्दू राजाओंने मुसलमानी 
आक्रमणका जिस भ्रनवरत रीतिसे प्र4ल प्रतिरोध किया, 
उसका महत्त्व कम करके नहीं भ्रांकना चाहिए । 


318 
३१८ 
मिलती है। oat इस देशको कोई राजनीतिक एकता 
नहीं प्रदान की, यद्यपि उन्होंने उसे एक पुष्ट दर्शन और 
धर्म vera किया, जो हिन्दू धर्मके नामसे प्रख्यात हैं और 
कम से कम चार हजार वर्षसे अक्षुण्ण है । 
प्राचीन भारतीयोंने कोई तिथि क्रमानुसार इतिहास 
नहीं सुरक्षित रखा है। सबसे प्र।चीन सुनिश्चित तिथि 
जो हमें ज्ञात है, ३९६ ई० Go है, जब मकदूनियाके राजा 
सिंकन्दरने भारतपर आक्रमण किया। इस तिथिसे 
पहलेकी घटनाञ्रोंका तारतम्य जोड़ कर तथा साहित्यमें 
सुरक्षित ऐतिहासिक अनुश्नुतियोंका उपयोग करके भारत- 
का इतिहास सातवीं शताब्दी ई० यू० तक पहुँच जाता 
है। उस कालमें भारत काबुलकी घांटीसे लेकर गोदावरी 
तक षोडश जनपदोंमें विभाजित था, जिनके नाम 
निम्नोक्त प्रकारके थे :-- 
अंग ( पूर्वी बिहार ), ame ( दक्षिणी बिहार ), 
काशी ( बनारस ), कोशल ( war), afr ( उत्तरी 
बिहार ), wert ( गोरखपुर ), चेदि ( बुन्देलखंड ), 
वत्स ( इलाहाबाद ), कुरु (थानेश्वर तथा दिल्ली क्षेत्र), 
पंचाल ( बरेली तथा बदायूं Ga), मत्स्य ( जयपुर ), 
शौरसेन ( मथुरा ), are ( गोदावरीके तटपर ), 
श्रवन्ती ( मालवा ), गंधार ( पेशावर क्षेत्र ) तथा 
कम्बोज ( कश्मीर तथा अभ्रफगानिस्तान ) | इन राज्योंमें 
आपसमें बराबर लड़ाई होती रहती थी | wat शताब्दी 
ई०पू०के मध्यमें «म्बिसार (दे०)तथा अ्रजातशत्रु (दे०) 
के राज्यकालमें मगधने काशी तथा कोशलपर अधिकार 
करनेके बाद अपनी सीमाझ्रोंका विस्तार आरम्भ किया । 
इन्हीं दोनों मगध Taras राज्यकालमें वर्ध मान महावीर 
(दे०)ने जेन धर्म तथा गौतम बुद्ध (दे०)ने बौद्ध stat 
उपदेश दिया। बादके कालमें area राज्यका विस्तार 
जारी रहा ae चौथी शताब्दी fo Goh अंतमें aa 
राजाओंके शासनकालमें उसका विस्तार बंगालसे लेकर 
पंजाबमें व्यास नदीके तट तक सारे उत्तरी भारतमें 
हो गया। 
यूनानी इतिहासकारों द्वारा वर्णित 'प्रेसिआई” (दे०) 
देशका राजा इतना शक्तिशाली था कि सिकन्दरकी सेनाएँ 
ब्यास पार करके प्रेसिआ्राई! देशमें नहीं घुस सकी aK 
सिकन्दर, जिसने ३२६ fo में पंजाबपर हमला किया, 
पीछे लौटनेके लिए विवश हुआ । वह सिन्धु नदीके 
awa aga लौटा। इस घटनाके बाद ही मग्रधपर 
adda (दे०) शासन करने लगा। इस वंशके संस्थापक 
चंद्रगुप्त AF (लगभग ३२२ Fo पु०-२६८ Fo Jo) 


भारत 
ने पंजाबमें सिलन्‍्दर जिन यूनानी भ्रधिकारियोंको छोड़ 
गया था उन्हें निकाल बाहर किया wiz बादमें एक 
युद्धमें सिकन्दरके सेनापति सेल्यूकसको हरा दिया। 
सेल्यूकसने हिन्दुकुश तकका सारा प्रदेश वापस लौटा 
कर चन्द्रगुप्ससे सधि कर ली। चंद्रगृप्तने सारे उत्तरी 
भारतपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उसने सम्भ- 
aa: दक्षिण भी विजय कर लिया। वह अपने इस 
विशाल साम्राज्यपर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र (दे०) 
से शासन करता था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र 
aaa और समृद्धिमें सूसा शौर एकबताना नगरियोंको 
भी मात करती थी। saat ata aris (दे०) था, 
जिसने कलिंग (उड़ीसा) को जीता । उसका साम्राज्य 
उत्तरमें हिमालयके पादमूलसे लेकर दक्षिणमें पन्‍तार नदी 
तक तथा उत्तर-पश्चिममें हिन्दूकुशसे लेकर उत्तर-पूर्वमें 
MATA TAT तक विस्तृत था। उसने अपने विशाल 
साम्राज्यके समग्र साधनोंको मनुष्यों तथा पशुझ्रोंके 
कल्याण-कार्यों तथा बौद्धधर्मके प्रसारमें लगाकर श्रमिट 
यश प्राप्त किया । उसने बौद्धधर्मके प्रसारके लिए भिक्ष्रों- 
को मिस्र, मकदूनिया तथा कोरिन्थ (प्राचीन यूनातकी 
fara नगरी) जैसे दूर-दूर स्थानोंमें भेजा और वहाँ 
लोकोपकारी कार्य कराये। उसके प्रयत्नोंसे बौद्धधर्म 
विश्वधर्मं बन गया, परन्तु saat युद्धसे विरत रहनेकी 
शांतिपूर्ण नीतिने उसके वंशकी शक्ति क्षीण कर दी श्रौर 
लगभग set शताब्दोके बाद पुष्यमित्र (दे०) ने उसका 
उच्छेद कर दिया। पुष्यमित्रनने शुद्भवंश (लगभग १८५ 
Fo पू०-७३ Fo Gg) की स्थापना की, जिसका उच्छेद 
कराववंश (लगभग ७३ Fo पू०-२८ Fo Yo) ने कर 
दिया । 
मौर्यवंशके पतनके बाद मगधकी शक्ति घटने लगी 
और सातवाहन (दे०) Tsay नेतृत्वमें मगध साम्रा- 
ज्यसे दक्षिण भ्रलग हो गया । सातवाहन वंशको श्रांध्र 
(दे०) वंश भी कहते हैं श्रोर उसने Yo Fo पू० से २२५ 
fo तक राज्य किया । भारतमें एक शक्तिशाली केन्द्रीय 
सरकारके श्रभावमे बैकिट्रया और फार्थियाके राजाओंने 
उत्तरी भारतपर ब्राक्रमण शुरू कर दिये । इन झ्राक्रमण- 
कारी arly fast (दे०) सबसे विख्यात है । 
इसके बाद ही शक (दे०) WHF प्राक्रमण शुरू 
हो गये भर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मथुरा शक क्षत्रपों- 
के शासनमें आ गये । इस तरह भारतकी जो राजनी- 
faa एकता भंग हो गयी थी, वह ईसवी पहली शताब्दी 
में कदफिसस प्रथम (दे०) द्वारा कुषाण वंश (दे०) की 


aes 


सारत २१ 


३२१ 





मार्गका महत्त्व नहीं समझ। । इनमेंसे कोई इन नवांगतुकों- 
की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा्रोंका अनुमान नहीं लगा 
सका और उनके जंगी बेड़ेका मुकाबला करनेके लिए 
एक शक्तिशाली भारतीय जंगी बेड़ा तैयार करने की झाव- 
श्यकृताको अनुभव नहीं कर THT | इस तरह भारतीयों - 
की ओरसे किसी प्रतिरोधका सामना किये बगैर सबसे 
पहले पुर्तगाली भारत पहुँचे । उसके बाद डच, अंग्रेज, 
फ्रांसीसी ara | | सोलहवीं शताब्दीमें इन फिरगियों में ग्रापस- 
में लड़ाइयाँ होती रहीं, जो भ्रधिकांश समूद्रमें हुई। डच 
और संग्रेजोंने मिलकर सबसे पहले पुतंगा लियोंकी सामुद्रिक 
शक्ति समाप्त कर दी । इसके बाद डच लोगोंको पता 
चला कि उनके लिए भारतकी अपेक्षा मसालेवाले 
द्वीपोंसे व्यापार करना भ्रधिक लाभदायी है। इस तरह 
भारतमें fas अंग्रेजों और फ्रांसीसियोंके बीच प्रतिदृन्द्रिता 
हुई । 
भ्रठारहवीं शताब्दीके Ter अंग्रेजोंकी ईस्ट इंडिया 
कम्पनीने बम्बई, मद्रास तथा कलकत्तापर कब्जा कर 
लिया | उधर फ्रांतीसियोंकी ईस्ट इंडिया कम्पनीने माहे, 
पांडिचेरी तथा चन्द्रनगरपर कब्जा कर लिया । उन्हें 
अपनी सेनाश्रोंमें भारतीय सिपाहिपोंको भरती करनेकी 
भी इजाजत मिल गयी । वे इन भारतीय सिपाहियोंका 
उपयोग न केवल श्रपनी भ्रापसी लड़ाइयोंमें करते थे, 
बल्कि इस देशके wait विरुद्ध भी करते a इन 
राजाओ्रोंकी आपसी प्रतिद्वन्द्रिता और कमजोरीने इनकी 
राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको जाग्रत कर दिया और उन्होंने 
कुछ देशी राजाझोंके विरुद्ध दूसरे देशी uss संधियाँ 
कर लीं । १७४४-४६ ई०में मुगल बादशाहकी प्रभुसत्ता- 
की पूर्ण उपेक्षा करके उन्होंने झ्रापसमें कर्नाटककी पहली 
लड़ाई (दे०) छेड़ी । एक सालके बाद कर्नाटककी दूसरी 
लड़ाई (दे०) शुरू हुई, जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर डूप्ले 
(दे०)ने पहली लड़ाईसे सबक लेते हुए न केवल कर्नाटक- 
के प्रशासनपर, बल्कि निजामके राज्यपर भी फ्रांसका 
राजनीतिक नियन्त्रण स्थापित करनेकी कोशिश की। 
परन्तु अंग्रेजोंने उसकी महत्त्वाकांक्षा पूरी न होने दी । 
अंग्रेजोंको बंगालमें भारी सफलता मिली थी। बादशाह 
औरंगजेबकी मृत्युकें केवल Tag वर्ष बाद, १७५७ ई में 
wad क्लाइव (दे०)के नेतृत्वमें अंग्रेजोंने नवाब सिराजु- 
grat (दे०)क्े विरुद्ध विश्वासधातपूर्ण राजद्रोहात्मक 
षड्यन्त्र रचकर पलासीकी लड़ाई (दे०) जीत ली और 
बंगालको एक प्रकारसे श्रपनी मुट्ठीमें कर लिया। 
उन्होंने बंगालकी गदुदीपर एक कठपुतली नवाब मीर- 


जाफर को बिठा दिया। इसके बाद एकके बाद, तेजीसे 
कई घटनाएँ घटी । 

अहमद शाह ग्रब्दाली (दे०)ने १७४८ से १७६० 
ई० के बीच भारतपर कई चढ़ाइयाँ दीं और १७६१ Fo 
में पानीपतकी तीखरी लड़ाई ( Bo ) जीत कर मुगल 
साम्राज्यका फातिहा पढ़ दिया । उसने दिल्‍लीपर दखल 
करके उसे लूटा । पानीप्तकी तीसरी लड़ाईमें सबसे 
अधिक क्षति मराठोंकों उठानी पड़ी । कुछ सम्यक्ते लिए 
उनकी बाढ़ रुक गयी और इस प्रकार वे मुगल बादशाहों- 
की जगह ले लेनेका मौका खो बैठे । यह लड़ाई वास्तवमें 
मुगल साम्राज्यके पतनकी सूचक है। इसने भारतमें 
मुगल साम्राज्यके स्थानप< ब्रिटिश सात्राज्यकी स्थापनामें 
मदद at) अब्दालीको पानीपतमें जो फतह मिली, उससे 
न तो वह स्वयं कोई लाभ उठा सका और न उसका 
साथ देनेवाले मुसलमान सरदार। इस लड़ाईसे वास्तविक 
फायदा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनीने उठाया। इसके 
बाद कम्पनीको एकके बाद दूसरी सफलताएँ मिलती 
गयीं । 

बंगालके साधनोंसे बलशाली होकर अंग्रेजोंने १७६० 
ई०में वाण्डीवाशकी लड़ाईमें फ्रांसीसियोंको हरा दिया 
और १७६२ ई०में पांडिचेरी ले लिया। इस प्रकार 
उन्होंने भारतमें फ्रांसीसियोंकी राजनीतिक शक्ति समाप्त 
कर दी। १७६४ ईणश्में अंग्रेजोंने बकसरकी लड़ाईमें 
बादशाह बहादुरशाह्‌ ( दे० ) और श्रवधके नवाबकी 
सम्मिलित फौजोंको हरा दिय्रा और १७६५ ई०में बाद- 
शाहसे बंगाल, बिहार तथा उड़ीसाकी दीवानी (दे०) 
प्राप्त कर ली । इसके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कम्पनीको 
पहली बार बंगाल, ब्रिहार तथा उड़ीसाके प्रशासनका 
कानूनी अधिकार मिल गया। कुछ इतिहासकार इसे 
भारतमें ब्रिटिश राज्यका प्रारम्भ मानते हैं। १७७३ ई० 
में ब्रिटिश पालियामेण्यने एक रेग्युलेटिंग tae (दे०) 
पास करके भारतमें ब्रिटिश प्रशासनको व्यवस्थित रूप 
देनेका प्रयास किया। इस ऐक्टके अन्तर्गत भारतमें 
कम्पनीके क्षेत्रोंका प्रशासत गंव्ंर-जनरलके अधीन कर 
दिया गया । उसकी सहायताके लिए चार सदस्योंकी 
कौंसिल गठित की गयी। ऐक्टमें बंगालके ग्रवनेरको 
गवर्नर-जनरलका पद प्रदान कर दिया गया और कल- 
कत्तामें एक सुप्रीम को्टकी भी स्थापना की गयी । वारेन 
हेस्टिग्स, जो उस समय बंगालका गवर्नर था, १७७३ Fo 
में पहला गवर्नर-जनरल बनाया गया | 

१७७३ fo से १६४७ fo तकका काल, जब्र 


220 
३२० 
फारस तथा पश्चिम एशियाके दूसरे राज्योंकी तरह 
मुसलमानोंको भारतमें शी घ्रतासे सफलता नहीं मिली । 
यद्यंपि सिंधपर अरब मुसलमानोंका शीघ्रतासे कब्जा हों 
गया, परन्तु aga वे लगभग चार शताब्दियोंतक भ्रागे 
नहीं बढ़ पाये । उत्तर-पश्चिमके मुसलमान श्राक्रमण- 
कारियोंको भी भारतने लगभग तीन शताब्दियोंतक रोक 
रखा। शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीका दिल्‍ली जीतनेका 
पहला प्रयास विफल gat और पृथ्वीराज ( दे० )ने 
११९१ ई०में तराईकी पहलो लड़ाईमें उसे हरा दिया । 
वह ११६३ ई०में तराईकी दूसरी लड़ाईमें ही पृथ्वीराज- 
को हरानेमें सफल हुआ । इस विजयके बाद शहाबुद्दीन 
ओर उसके सेनापतियोंने उत्तरी भारतके दूसरे हिन्दू 
राजाप्रोंको भी हरा दिया ate वहाँ मुसलमानी शासन 
स्थापित कर दिया । इस तरह तेरहवीं शताब्दीके प्रारंभ- 
में fer सुल्तानोंकी श्रधीनतामें उत्तरी भारतकी 
राजनीतिक एकता फिरसे स्थापित हो गयी । 
दक्षिण एक और शताब्दी तक स्वतन्त्न रह, किन्तु 
सुल्तान अल।उद्दीन खिलजी (दे०)के राज्यकालमें दक्षिण 
भी दिल्ली सल्तनतके भ्रधीन हो गया भौर इस तरह 
चौदहवीं शताब्दीमें कुछ कालके लिए सारे भारतका 
शासन फिर एक केन्द्रीय सत्ताके अन्तर्गत हो गया। परंतु 
दिल्‍ली सल्तनतका शीघ्र विघटन शुरू हो गया और 
१३३६ ई०में दक्षिणमें हिन्दुओंका एक विशाल राज्य 
स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी विजयनगर थी बंगाल 
(१३३८ ई०), जौनपुर (१३६३ ई०), गुजरात तथा 
दक्षिणके मध्यवर्ती भागमें भी बहमनी सल्तनत (१३४७ 
ई०)के नामसे स्वतन्त्र मुसलमानी राज्य स्थापित हो 
गये । १३&८ ई०में तैमूर (दे०)ने भारतपर हमला 
किया भौर दिल्लीपर कब्जा कर लिया और उस लूटा । 
उसके हमलेसे दिल्‍लीकी सल्तनत जर्जर हो गयी । 
दिल्‍लीकी सल्तनत वास्तवमें कमजोर थी, क्योंकि 
सुल्तानोंने wet विजित हिन्दू प्रजाका हृदय जीतनेका 
कोई प्रयास नहीं किया। वे धार्मिक दृष्टिसे mara 
कट्टर थे भ्रौर उन्होंने बलपूर्वक हिन्दुओओंको मुसलमान 
बनानेका प्रयास किया । इससे हिन्दू श्रजा उनसे कोई 
सहानुभूति नहीं रखती थी। इसके फलस्वरूप १५२६ 
ई० में बाबर (दे०)ने भ्रासानीसे दिल्‍्लीकी सल्तनतको 
उखाड़ फेंका | उंसने पानीपतकी पहली लड़ाईमें अन्तिम 
सुल्तान इब्राहीम लोदीको हरा दिया और मुगल वंश 
(दे०)को प्रतिष्ठित किया, जिसने १५२६ से १८४८ ई० 
तक भारतपर शासन किया। तीसरा मुगल बादशाह 


भारत 
अकबर ( दे० ) भ्रसाधारण रूपसे योग्य भौर दूरदर्शी 
शासक था। उसने श्रपनी विजित हिन्दू प्रजाका हृदय 
जीतनेकी कोशिश की और विशेष रूपसे युद्धश्रिय राज- 
qe राजाओंकों अ्रपने पक्षमें करनेका प्रयास किया । 
अकबरने धामिक सहिष्णुता तथा मेल-मिलापकी नीति 
बरती, हिन्दुश्“ोपरसे जजिया उठा लिया और राज्यके 
ऊंचे पदोंपर बिता किप्ती भेद-भावके सिर्फ योग्यताके 
आधारपर नियूक्तियाँ कीं । राजपूतों और मुगलोंके सह- 
योगसे उसने ATA स/म्राज्य कन्दहारसे प्रासामकी सीमा 
तक तथा हिमाल्यकी तलहटीसे लेकर दक्षिणमें भ्रहमद- 
amt तक विस्तृत कर दिया। उसके लड़के जहाँगीर 
(दे०) तथा cla शाहजहाँ (दे०)के राज्यकालमें मुगल 
साम्राज्यका विस्तार जारी रहा । शाहजहांने ताज (दे०) 
का निर्माण कराया, परन्तु कन्दहार उसके हाथसे निकल 
गया। भ्रकबरके cole औरगजेब (दे०)के राज्यकालमें 
मुगल साम्राज्यका विस्तार भ्रपने चरम शिखरपर पहुंच 
गया और कुछ कालके लिए सारा भारत उसके भ्रन्तगंत 
हो गया। परन्तु भ्ौरंगजेबने जान-बूझकर भ्रकबरकी 
धार्मिक सहिष्णुताकी नीति त्याग दी भर हिन्दुओ्नोंको 
wat विरुद्ध कर लिया। उसने हिन्दुस्तानका शासन 
fat मुसलमानोंके हितमें चलानेक्ी कोशिश की और 
हिन्दुश्नोंकी जबदंस्ती मुसलमान बवानेका विफल प्रयत्न 
किया । इससे राजपूृताना, बुन्देलखंड तथा पंजाबके हिन्दू 
उसके विरुद्ध खड़े हो गये । महाराष्ट्रमें शिवाजी (Ro) 
ने १७०७ ई०में औरंगजेबकी मृत्युसे पूर्व ही एक स्वतन्त्र 
हिन्दू राज्य स्थापित कर दिया। श्रौरंगजेब भ्रन्तिम 
महान्‌ मुगल बादशाह था । उसके उत्तराधिकारी TIT 
fata att श्रयोग्य थे, उनके वजीर विश्वासघाती थे । 
फारसके नादिरशांह (दे०)ने मुगल बादशाहतपर सबसे 
सांघातिक प्रहार किया । उसने १७३६ ई०में भारतपर 
चढ़ाई की, दिल्लीपर कब्जा कर लिया और उसे निर्देयता- 
पूर्वक लूटा । उसके हमलेसे मुगल साम्राज्य पूरी तरह 
जर्जर हो गया और इसके बाद शीघ्रतासे उसका विघटन 
हो गया। way, बंगाल तथा दक्षिणके मुसलमान सूबे- 
दारोंने अपनेको लगभग स्वतन्त्न कर लिया। राजपूत 
राजा भी भ्रद्ध-स्वतन्त्र हो गये । पेशवा बाजी राव प्रथम 
(दे०)के नेतृत्वमें मराठोंने मुगल सा म्राज्यके खंडहरोंपर 
हिन्दू पद पादशाहंकी स्थापनाका प्रयास किया । 
परंतु यह सम्भव नहीं हो सका। फिरंगी लोग समुद्री 
arate भारतकी जमीनपर पेर जमा चुके थे। अकबरसे 
लेकर झौरंगजेब तक मुगल बादशाहोंने भारतके इस नये 


2R3 


भारत 


३२३ 





विस्तार किया जाय और उसके mad सदस्य निर्वाचित 
भारतीय हों । कांग्रेस हर साल अपने अ्धिवे शनों में प्रपनी 
मांग दुहराती रही। as safer (दे०) ने कांग्रेसपर 
व्यंग्य करते हुए उसे ऐसे अ्रल्पसंख्यक वर्गंका प्रतिनिधित्व 
करनेवाली संस्था बताया जिसे fas खुर्दवीनसे देखा जा 
सकता Fl as लैन्सडाउन (दे०) ने उसके प्रति पूर्ण 
उपेक्षाकी नीति बरती, लार्ड कर्जन (दे०) ने उसका 
BIA मजाक उड़ाया तथा wes fart द्वितीय (Fo) 
ने १६९०६ के इंडियन कौंसिल tae द्वारा स्थापित 
विधानमंडलोंमें मुसलमानोंको श्रनुपातसे श्रनुचित रीतिसे 
भ्रधिक प्रतिनिधित्व देकर उन्हें फोड़ने तथा काँग्रेसको 
तोड़नेकी कोशिश की, फिर भी कांग्रेस जिन्दा रही । 

कांग्रेसको पहली मामूली सफलता १६०६ में मिली 
जब इंग्लैण्डमें भारतमंत्रीके निर्देशनमें काम करनेवाली 
भारत परिषदमें दो भारतीय सदस्योंकी मियुक्ति पहली 
बार की गयी, वाइसरायकी एक्जीक्यूटिव कौंसिलमें पहली 
बार एक भारतीय सदस्यकी नियुक्ति की गयी तथा 
इंडियन कौंसिल ऐक्टके द्वारा केन्द्रीय तथा प्रांतीय 
विधानमंडलोंका विस्तार कर दिया गया तथा उनमें 
निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियोंका अनूपात पहलेसे 
अधिक बढ़ा दिया गया । इन सुधारोंके प्रस्तावक as 
aaa हालांकि भारतमें संसदीय संस्थाओ्रोंकी स्थापना 
करनेका कोई इरादा होनेसे इन्कार किया, फिर भी ऐक्ट- 
में जो व्यवस्थाएँ की गयी थीं, उनका उद्देश्य उसी दिशा- 
Hart बढ़नेके सिवा भर कुछ नहीं हो सकता art 
१६११ ई० में लार्ड कर्जन द्वारा १६०५ Fo में किया 
गया बंगालक्का विभाजन te कर दिया गया और १६१२ 
ई० में भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यकी राजधानी कलकत्ता- 
से उठाकर दिल्‍ली ले जायी गयी । दो साल बाद पहला 
विश्वयुद्ध (दे०) छिड़ गया और भारतने ब्रिटेनका पूरा 
साथ fear भारतने युद्धनो जीतनेके लिए ब्रिटेनकी 
फौजोंसे, घनसे तथा सामग्रीसे मदद की । भारत आशा 
करता था कि इस राजभक्ति-प्रदर्शनके बदले युद्ध से होने- 
वाले लाभोंमें उसे भी हिस्सा मिलेगा i 

भारतके लिए स्वशासनकी माँग करनेमें पहली बार 
भारतीय मुसलमान भी हिन्दुओंके साथ संयुक्त हो गये 
और शभ्रगस्त १९१७ ई० में ब्रिटिश सरकारने घोषणा 
की कि भारतमें ब्रिटिश शासनकी नीति यह है कि 
शासनकी प्रत्येक शाखामें भारतीयोंको भ्रधिकाधिक 
स्थान दिया जाय तथा स्वायत्त शासतका क्रमिकरूपसे 
विकास किया जाय ताक्रि ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत 


भारतमें उत्त रदायी सरकारकी उत्तरोत्तर स्थापना हो 
सके ।' इस घोषणाके अनुसार १६१६ का गवनंमेन्ट आफ 
इंडिया tae पास किया गया । इस ऐक्टके द्वारा विधान 
मंडलोंका विस्तार कर दिया गया ate aa उनके बहु- 
संख्यक सदस्य भारतीय जनताके निर्वाचित प्रतिनिधि 
होने लगे । ऐक्टके द्वारा केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारोंके 
कार्योका विभाजन कर दिया गया और प्रांतोंमें दैधशासन 
प्रणाली लागू करके कार्यपालिकाको आंशिक रीतिसे 
विध/नमंडलके प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। इस 
ऐक्टके द्वारा भारतने सुनिश्चित रीतिसे प्रगति की । 
भारतके इतिहासमें पहली बार एक एसी संस्थाकी स्था- 
पना की गयी, जिसके द्वारा ब्रिटिश भारतके निर्वाचित 
प्रतिनिधि सरकारी आरधारपर एकत्र हो सकते थे, पहली 
बार उनका बहुमत स्थापित कर दिया गया था और 
was सरकारके कार्योंकी निर्भयतापूर्वक ara TAT कर 
सकते थे। 

इन सुधारोंसे पुराने कांग्रेसजन संतुष्ट हो गये, 
परन्तु नवयुवकोंका दल, जिसे मोहनदास करमचंद 
गांधी (दे०) के wat एक नया नेता मिल गया था, 
संतुष्ट नहीं हुआ । इन सुधारोंके अ्रन्तर्गंत केन्द्रीय कार्ये- 
पालिकाको केन्द्रीय विधानमंडलके प्रति उत्तरदायी नहीं 
बनाया गया था और वाइसरायको बहुत अधिक अधि- 
कार प्रदान कर दिये गये थे। श्रतएव उसने इन सुधारों- 
को भ्रस्वीकृत कर fear) उसके मनमें जो आशंकाएँ थीं, 
वे गलत नहीं थीं, यह १६१६ के ऐवटके बाद ही पास 
किये गये रौलट tae (दे०) जैसे दमनकारी कानूनों 
तथा जलियाँवाला बाग हत्याकांड (दे०) ज॑से दमन- 
मूलक arate fag gt गया । कांग्रेसने १६२० ई० में 
अपने नागपुर अधिवेशनमें अपना ध्येय पूर्ण स्वराज्यकी 
स्थापना घोषित कर दिया और अपनी माँगोंको मनवाने- 
के लिए उसने अ्रहिसक श्रप्तहयोगकी नीति अपनायी । 
चूंकि ब्रिटिश सरकारने-उसकी aft स्वीकार नहीं कीं 
और दमनकारी नीतिके द्वारा वह भ्रसहयोग श्रांदोलनको 
दबा देनेमें सफल हो गयी, इसलिए कांग्रेसने दिसम्बर 
१६२६ fo में लाहौर अधिवेशनमें अपना लक्ष्य पूर्ण 
स्वाधीनता निश्चित किया और अपनी माँगकों मनवानेके 
लिए उसने १६३० में सत्याग्रह आंदोलन (दे०) शुरू 
कर दिया । 

सरका रने पहलेकी तरह आन्दोलनको दबानेके लिए 
दमन और समझौतेके दोनों रास्ते श्रस्तियार किये और 
१६३५ का गवर्नमेण्ट आफ इंडिया Taz (दे०) पास 


222 
RRR 
भारतमें ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ AIT भारत स्वाधीन 
हुआ, दो भागोंमें बाँठा जा सकता है। पहला, कम्पनीका 
शासनकाल, जो १८५८ fo तक चला और दूसरा, 
१८५८ से १६४७ ई०का काल, जब भारतका शासन 
सीधे ब्रिटेनके द्वारा होने लगा। 

कम्पनीके शासन कालमें भारतका प्रशासन एकके 
बाद एक aka गवनर-जनरलों (दे०)के हाथमें रहा। 
इस कालके भारतीय इतिहासकी सबसे उल्लेखनीय घटना 
यह है कि कम्पनी युद्ध तथा कूटनीतिके द्वारा भारतमें 
अपने साम्राज्यका उत्तरोत्तर विस्तार करती रही | मैसूर 
(दे०)के साथ चार लड़ाइयाँ, मराठों ( दे० )के साथ 
तीन, बर्मा (दे०) तथा सिखों (दे०)के साथ दो-दो 
लड़ाइयाँ तथा सिधके अमीरों (20), गोरखों (दे०) 
तथा wom निस्तानके साथ एक-एक लड़ाई छेड़ी गयी । 
इनमेंसे प्रत्येक लड़ाईमें कम्पनीको एक या दूसरे देशी 
राजाकी मदद मिली । उसने जिन फौजोंसे लड़ाई की 
उनमें अधिकांश भारतीय सिपाही थे और लड़ाईका खर्चे 
पूरी तरह भारतीय करदाताको उठाना पड़ा। इन 
लड़ाइयोंके फलस्वरूप १८५५७ ई० तक सारे भारतपर 
कम्पनीका प्रभुत्व स्थापित हो गया। दो-तिहाई भारत 
सीधे कम्पनीके शासनमें ar गया और शेष एकतिहाईपर 
देशी राज्योंका शासन बना रहा। परसल्तु उन्होंने कम्पनी- 
का सावंभौम प्रभुत्व स्वीकार कर लिया और अ्रधीनस्थ 
तथा श्राश्चित मित्र राजाके रूपमें ait रियासतका 
शासन चलाते रहे । 

इस कालमें सती प्रथा (दे०)का wer कर देनेके 
समान कुछ सामाजिक सुधारके भी कार्ये किये गये : 
अंग्रेजीके माध्यमसे पश्चिमी शिक्षाके प्रचारकी दिशामें 
कदम उठाये गयें, अंग्रेजी देशकी राजभाषा बना दी गयी, 
सारे देशमें समान जाब्ता दीवानी और जाब्ता फौजदारी 
कानून लागू कर दिया गया जिससे सारे देशमें एकता की 
नयी भावना पैदा हो गयी। परन्तु शासन स्वेच्छाचारी 
बना रहा भर वह पूरी तरह अंग्रेजोंके हाथमें रहा। 
१८३३ fom चार्टर ऐक्ट (दे०)के विपरीत ऊंचे पदोंपर 
भारतीयोंको नियुक्त नहीं किया गया । भापसे चलनेवाले 
जहाजों और रेलगाड़ियोंका प्रचलन, ईसाई मिशनरियों 
द्वारा आक्षेपजनक रीतिसे ईसाई धर्मका प्रचार, we 
डलहौजी (दे०) द्वारा जब्तीका सिद्धांत (दे०) लागू करके 
झथवा कुशासनके आधारपर कुछ पुरानी देशी रियासतों- 
क्री जब्ती तथा ब्रिटिश भारतीय सेनाके भारतीय सिपा- 
हियोंकी शिकायतें-इन सब कारणोंने मिलकर सारे 


भारत 
भारतमें एक गहरे असन्‍्तोषकी art धधका दी, जो 
१८५७-५८ Fo गदर (दे०)के रूपमें भड़क उठी । 
अधिकांश देशी राजाग्रोंने श्रपनेको गदरसेः अलग 
रखा। देशकी अधिकांश जनताने भी इसमें कोई हिस्सा 
नहीं लिया । फलस्वरूप कम्पनीको बलपूर्वक गदरंको 
कुचल देनेमें सफलता मिली, परन्तु गदरके बाद ब्रिटिश 
पालियामेण्टने भारतपर कम्पनी का शासन समाप्त कर 
दिया । भारतका शासन अब सीधे ब्रिटेन्के द्वारा किया 
जाने लगा | महारानी विक्टोरियाने एक घोषणा-पत्र 
(दे०) जारी करके अपनी भारतीय प्रजाको उसके कुछ 
अधिकारों तथा कुछ स्वाधीनताओोंके बारेमें श्राश्वासन 
दिया । 
इस प्रकार भारतमें ब्रिटिश शासनका दूसरा काल 
(१८५४८-१६४७ Fo) आरम्भ EAT! इस कालका 
शासन एकके बाद इकत्तीस गवर्नर-जनरलोंके हाथमें 
रहा । गवरनंर-जनरलको wa वाइसराय (ब्रिटिश सम्राट्‌- 
का प्रतिनिधि) कहा जाने लगा। लार्ड कैनिंग (दे०) 
पहला वाइसराय तथा गवर्नेर-जनरल नियुक्त हुआ | इस 
कालके भारतीय इतिहास॒की सबसे प्रमुख घटना है-- 
भारतमें राष्ट्रवादी भावनाका उदय और १६४७ ई७ में 
भारतकी स्वाधीनताके eat उसकी afar विजय । 
१८५७ ई० में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बईमें विश्व- 
विद्यालयोंकी स्थापनाके बाद शिक्षाका प्रसार होने तथा 
१८६६ ई० में स्वेज नहर खुलनेके बाद इंग्लैण्ड तथा 
यूरोपसे निकट सम्पर्क स्थापित हो जानेसे भारतमें नये 
मध्यवगंका विकास हुआ । यह मध्यवर्ग पश्चिमी दर्शन 
शास्त्र, राजनीतिशस्त्र तथा श्रर्थशास्त्रके विचारोंसे 
प्रभावित था aie ब्रिटिश शासनमें भारतीयोंको जो 
नीचा दर्जा मिला हुआ था, उससे रुष्ट ari ब्रिटिश 
शासनमें स्थापित शांतिके फलस्वरूप यह वर्ग सारे भारत- 
को एक देश तथा समस्त भारतीयोंको एक कौम मानने 
लगा ate ब्रिटेनकी भाँति संसदीय शासन प्रणालीकी 
स्थापना उसका लक्ष्य बन गया | वह एक ऐसे संगठनकी 
झ्रावश्यकता अनुभव करने लगा जो समस्त भारतीय 
राष्ट्रका प्रतिनिधित्व कर सके। इसके फलस्वरूप १८८५५ 
fo में बम्बईमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापना हुई 
जिसमें देशके समस्त भागोंसे ७१ प्रतिनिधियोंने भाग 
लिया । कांग्रेसका दूसरा भ्रधिवेशन १८८६ fo में कल- 
कत्तामें हुआ जिसमें सारे देशसे निर्वाचित ४३४ प्रति- 
निधियोंने भाग लिया। इस अधिवेशनमें मांग की गयी 
कि भारतमें केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलोंका 


Sat 


भारत 
अथवा पाकिस्तानमें विलयनका प्रस्ताव रखा गया था, 
भारतमें विलयनके पक्षमें निर्णय किया, परन्तु, दो रिया- 
सतों-कश्मीर तथा हैदराबादने कोई निर्णय नहीं किया । 
पाकिस्तानने बलपूर्वक कश्मीरकी रियासतपर अ्रधिकार 
करनेका प्रयास किया, परन्तु अक्तूबर १६४७ ईशमें 
कश्मी रके महाराजने भारतमें विलयतकी घोषणा कर दी 
और भारतीय सेनाओ्रोको वायुयानोंसे भेजकर श्रीनगर 
सहित कश्मी रकी घाटी तक जम्मूकी रक्षा कर ली गयी । 
पाकिस्तानी आक्रमणकारियोंने रिय्रासतके उत्तरी भाग- 
पर अपना कब्जा बनाये रखा ओर इसके फलस्वरूप 
पाकिस्तानसे युद्ध fos गया। भारतने यह मामला 
संयुक्त राष्ट्र Hat sora और संयुक्त राष्ट्र संघने जिस 
Bart जिसका कब्जा था, उसीके आधारपर युद्ध- 
विराम करा दिया । वह me तक इस प्रश्नका कोई 
निपटारा नहीं करा सका है। हैदराबादके निजामने 
अपनी रियासत़को स्वतंत्नताका दर्जा दिलानेका veda 
रचा, परन्तु भारत सरकारकी पुलिस काररवाईके फल- 
स्वरूप वह १६४८ ई०में अपनी रियासतका भारतमें 
विलयन करनेके लिए मजबूर हो गये । 
भारतीय संविधान सभा द्वारा २६ नवम्बर १६४६ 
में पास किया गया भारतका संविधान अधिनियम २६ 
जनवरी १६४० को लागू कर दिया गया। इस संविधान- 
में भारतको लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया 
था और संघात्मक शासनकी व्यवस्था की गयी थी। डा० 
राजेन्द्रप्रसादको पहला राष्ट्रपति चुना गया श्रौर बहुमत 
पार्टके नेताके रूपमें पंडित जवाहरलाल नेहरूने प्रधान- 
मन्त्रीका पद ग्रहण किया । इस पदपर वे २७ मई 
१६६४ ई०, अपनी मृत्यु तक बने रहे । नवोदित भार- 
ala - गणराज्यके लिए उनका दीघंकालीन प्रधानमंत्रित्व 
बड़ा लाभदायी सिद्ध gar) उससे प्रशासन तथा घरेलू 
एवं विदेश नीतियोंमें निरंतरता बनी रही । पंडित नेहरू 
ने वेदेशिक मामलोंमें गुट-निरपेक्षताकी नीति अपनायी 
झौर चीनसे राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये। फ्रांसने 
१६५१ ई० में चंद्रगगर शांतिपूर्ण रीतिसे भारतको 
हस्तांतरित कर दिया । १६५६ ई० में उसने श्रन्य फ्रेंच 
बस्तियाँ (पांडिचेरी, कारीकल, माहे Tar grata) भी 
भारतको सौंप दीं। पुतंगरालने फ्रांसका ATT करने 
और शांतपूर्ण रीतिसे भ्रपनी पुतंगाली बस्तियाँ (ata, 
दमन और दिव) छोड़नेसे इनकार कर दिया । फलस्वरूप 
१६६१ ई० में भारतको बलपूर्वक इन बस्तियोंकों ले लेना 
पड़ा | (अब १६७५ ई० में पुर्तंगाली शासनने वास्त- 





३२५ 
विकताकों समझकर इसको वैधानिक मान्यता दे दी 
है ।-सं०) इस तरह भारतका एकीकरण पूरा हो गया। 

पंडित नेहरूने १६४१ ई० में भारतको नियोजित 
ada तथा उद्योगीकरणके मार्गपर आगे बढ़ानेके 
लिए २,०६६ करोड़ रुपयकी प्रथम पंचवर्षीय योजना 
प्रस्तुत की। भारतने बालिग मताधिकार स्वीकार कर 
लिया और Tah श्राधारपर उसका पहला ATA चुनाव 
शाँतिपूर्वक सम्पन्त gat) १६५३ fo में भाषावार 
झाधारपर आंध्रको मद्राससे अलग करके नया राज्य बना 
दिया गया। इसी आ्राधारपर पूर्वी पंजाबकों पंजाब तथा 
हरियाणाके दो राज्योंमें विभाजित कर दिया गया हैं। 
जून १६५४ ई० में चीनके प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई 
भारतकी यात्रापर आये। भ्रगले AAA पंडित ASE 
ने चीनकी यात्रा की । पंचशीलके समझौतेपर हस्ताक्षर 
होनेसे भारत ate चीनके मं॑त्रीपूर्ण सम्बन्ध अपनी परा- 
काष्ठापर पहुँच गये । १६५४५ ई० में भारतने way 
होनेवाले बांदुंग सम्मेलनमें प्रमुख भूमिका अदा करके 
अंतरराष्ट्रीय राजनीतिमें अपना प्रभाव बढ़ाया । जूनमें 
पंडित नेहरूने सोवियत संघकी यात्रा की, जहाँ उनका 
बहुत उत्साहके साथ स्वागत किया गया। नवम्बरमें 
सोवियत Aaa, खुश्वेव तथा बुल्गानिनने भारतकी 
यात्रा BAIR उनका जनताके द्वारा अपूर्व स्वागत किया 
गया । 

१६५६ fo में भारतने ४८०० करोड़ रुपयेकी 
अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना भ्रारम्भ की। उसने 
बर्मा, श्रीलंका तथा इंडोनेशियाके साथ मिलकर ब्रिटिश 
फोजोंको frat हटा लेनेकी माँग की, जहाँ प्रेसीडेंट 
नासिरने eat नहरका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 
अंतरराष्ट्रीय राजनीतिमें भारतकी प्रतिष्ठा उस समय 
उच्च शिख रपर थी । १६५७ ई० में बालिग मताधिकार- 
के आधारपर भारतीय गणराज्यका दूसरा श्राम चुनाव 
हुआ | पंडित नेहरूके नेतुत्वमें कांग्रेस पार्टीको पुनः केन्द्र 
में तथा केरलको छोड़कर अन्य सभी राज्योंसे बहुमत 
प्राप्त हो गया । केरलमें कम्युनिस्टोंके नेतृत्वमें मंत्रिमंडल 
गठित हुआ, परंतु पंडित नेहरूके नेतृत्वमें केन्द्रने उसपर 
अपना नियंत्रण बनाये रखा। १६५८ ई० में इंडियन 
रिफाइनरीज fo की स्थापनाके साथ भारतने बड़े 
उद्योगोंके क्षेत्रमें अपने कदम aati उसने विज्ञानके 
Gai भी प्रगति की श्रौर प्रथम पारमाणविक भट्ठी 
(रिऐक्टर) निर्मित किया । परंतु भारतने पारमाणविक 
बम बनानेसे इन्कार कर दिया भर परमाणु शक्तिका 


32 
aR” M 
किया । इस ऐक्टके द्वारा ब्रिटिश भारत तथा देशी feat. 
सतोंके लिए सम्मिलित रूपसे एक संघीय शासनका 
प्रस्ताव किया गया, केन्द्रमें एक प्रकारके ge शासनकी 
स्थांपना की गयी तथा प्रांतोंको स्वशासन प्रदान कर दिया 
गया । ऐक्टका प्रांतोंसे सम्बन्धित भाग लागू कर दिया 
गया तथा अप्रैल १९३७ ई०में प्रांतीय स्वशासनका 
श्रीगणेश कर दिया गया । परन्तु ऐक्टके संघ सरकारसे 
सम्बन्धित भागके लागू होनेसे पहले ही सितम्बर १६३६ 
SoH द्वितीय विश्वयुद्ध शुरु हो गया जो १६४५ Fo 
तक जारी रहा । यह विश्वव्यापी युद्ध था और ब्रिटेनको 
अपने सारे साधन उसमें झोंक देने पड़े । भारतने ब्रिटेन- 
का साथ दिया और भारतके पास जन और धनकी जो 
विशाल शक्ति थी उससे लाभ उठाकर तथा अमरीकाकी 
सहायतासे ब्रिटेन युद्ध जीत गया। गांधीजीके भ्रमित 
प्रभाव तथा अहिंसामें उनकी दृढ़ निष्ठाके कारण भारतने 
यद्यपि ब्रिटिश सम्बन्धनों बनाये रखा, फिर भी यह 
स्पष्ट हो गया कि भारत अब ब्रिटिश साम्राज्यकी अधी- 
नतामें नहीं रहना चाहता । 
कुछ ब्रिटिश अफसरोंने भारतकों स्वाधीन होनेसे 
रोकनेके लिए अंतिम दुर्रभसंधि की और मुसलमानोंकी 
भारतका विभाजन करके पाकिस्तानकी स्थापनाकी मांग- 
का समर्थन करना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप 
श्रगस्त १९४६ ई०में सारे देशमें भयानक साम्प्रदायिक 
दंगे शुरू हो गये, जिहें वाइंसराय as aaa (दे०) 
wat समस्त फौजी अनुभवों तथा साधनोंके बावजूद रोकने- 
में विफल रहा । यह अनुभव किया गया कि भारतका 
प्रशासन ऐसी सरकारके द्वारा चलाना संभव नहीं है 
जिसका नियंत्रण मुख्य रूपसे अंग्रेजोंके हाथमें हो। प्रतएव 
सितम्बर १६४६ ई०में ae वेबेलने पंडित जवाहरलाल 
नेहरूके नेतृत्वमें भारतीय नेताभ्रोंकी एक श्रंतरिम सरकार 
गठित ati ब्रिटिश अधिकारियोंकी sama होनेके 
कारण मुसलिम लीगके दिमाग काफी ऊंचे हो गये थे । 
उसने पहले तो एक महीने तक अंतरिम सरकारसे अपने- 
को अ्रलग रखा, इसके बाद वह भी उसमें सम्मिलित 
हो गयी । 
भारतका संविधान बनानेके लिए एक भारतीय 
संविधान सभाका आयोजन किया गया । १९४७ foR 
शुरूमें लार्ड वेवेलके स्थान पर लाड्ड माउन्टबेटेन वाइ- 
सराय नियुक्त gar) उसे पंजाबमें भयानक साम्प्रदायिक 
दंगोंका सामना करना पड़ा, जिनको भड़कानेमें वहांके 
कुछ ब्रिटिश भ्रफसरोंका हाथ था। वह प्रधानमंत्री 


भारत 
एटलीके नेतृत्वमे ब्रिटेनकी सरकारकों यह समझानेमें 
सफल हो गया कि भारतका भारत और पाकिस्तानकें 
रूपमें विभाजन करके उसे स्वाधीनता प्रदान करनेसे 
शांतिकी स्थापना संभव हो सकेगी और ब्रिटेन भारतमें 
अपने व्यापारिक हितोंको सुरक्षित रख सकेगा । ३ जून 
१६४७ को ब्रिटिश सरकारकी ओरसे घोषणा कर दी 
गयी कि भारतका भारत और पाकिस्तानके रूपमें विभा- 
जन करके उसे स्वाधीनता प्रदान कर दी जायगी | ब्रिटिश 
पालियामेण्टने १५ अगस्त १६४७ ई०को इंडिपेंडेंस आफ 
इंडिया tae पास कर दिया। इस तरह भारत उत्तर 
पश्चिमी सीमाप्रांत, बलूचिस्तान, सिध, पश्चिमी पंजाब, 
पूर्वी बंगाल तथा उत्तरी बंगालके मुसलिम-बहुल भागोंसे 
रहित हो जानेके बाद, सात शताब्दियोंकी विदेशी परा- 
धीनताके पश्वातू, स्वाधीनताके एक नये पथपर अग्रसर 
gar 
स्वाधीन भारतको जिन समस्याझ्रोंका सामना करना 
पड़ा, वे सरल नहीं थीं। उसे Ta पहले साम्प्रदायिक 
उन्‍्मादको शांत करना था। भारतने जानबूझकर धर्म- 
निरपेक्ष राज्य बनना पसंद किया। उसने आश्वासन 
दिया कि जिन मुसलमानोंने पाकिस्तानको निर्गंमत करने- 
के बजाय भारतमें रहना vara किया है उनको नाग- 
रिकताके पूर्ण अधिकार प्रदान किये जायेंगे, हालाँकि 
पाकिस्तान जानबूझकर अपने यहांसे हिन्दुओंकों निकाल 
बाहर करने saat जिन हिन्दुओंने वहाँ रहनेंका फैसला 
किया a, उनको एक प्रकारसे द्वितीय श्रेणीका नागरिक 
बना देनेकी नीति पर चल रहा था। लार्ड माउन्टबेटेन- 
को स्वाधीन भारतका पहला TAT TATA बनाये रखा 
गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अ्रंतरिम 
सरकारमें उनके कांग्रेसी सहयोगियोंने थोड़ेसे हेरफरके 
साथ पहले भारतीय मंत्रिमंडलका निर्माण किया । इस 
मंत्रिमंडलमें सरदार पटेल तथा मौलाना. भ्रबुलकलाम 
श्राज़ादको तो सम्मिलित कर लिया गया था, परन्तु 
नेताजीके बड़े भाई शरतचन्द्र बोसको छोड़ दिया गया। 
३० जनवरी १६४८ ई०को एक पागल हिन्दूने राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधीकी हत्या कर दी । सारा देश शोकके सागर- 
में डूब गया । नौ महीनेके बाद श्री जिनना जो पाकि 
RMAF पहले TAA र-जनरल बन गये थे, उनकी भी मृत्यु 
हो गयी । उसी वर्ष as माउन्टबेटेनने भी waa 
ग्रहण कर लिया और श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
भारतके पहले और अंतिम गवर्नर-जनरल नियुक्त हुए । 
अधिकांश देशी रियासतोंने, जिनके सामने are 


gat 


भारतका संविधान 


३२७ 





उन सभी व्यक्तियोंकों नागरिकता प्रदान करता है, 
जिनका जन्म भारतमें हुआ है या जिनके माँ-बापमेंसे 
कोई भारतमें पैदा हुआ है या संविधान लागू होनेके पाँच 
वर्ष पहलेसे जो भारतमें रह रहे हैं । यह संविधान देशके 
नागरिकोंको कुछ मौलक अधिकार देता है जिनकी रक्षा- 
के लिए देशकी सबसे बड़ी श्रदालत सर्वोच्च न्यायालयमें 
सीधे otter की जा सकती है | ये मौलिक अ्रधिकार हैं- 
समानता, अस्पृश्यता-विनाश, विचार-अरभिव्यक्ति और 
बोलनेकी स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंगसे सम्मेलन atc सभा 
करनेकी स्वतंत्नता, संघ व संगठन बनानेकी स्वतंत्रता, 
भारतके किसी भागमें आने-जाने और रहनेकी स्वतंत्रता, 
घनोपाजेन और सम्पत्ति रखनेकी स्वतंत्नता तथा कोई 
भी व्यवसाय व धंधा और व्यापार करनेकी स्वतंत्नता । 
संविधानमें कुछ नीति-निर्देशक सिद्धांत भी हैं, जो यद्यपि 
न्‍्यायालयके भ्रादेशसे लागू नहीं कराये जा सकते तथापि 
देशमें कल्याणकारी राज्यके विकास हेतु प्रशासकीय 
कार्योमें केन्द्र और राज्योंका पथ-प्रद्शन करते हैं । 

संविधानमें केन्द्र और राज्योंके लिए पृथक्‌ शासत 
व्यवस्था है। केन्द्रीय कार्यपालिकाके सारे अधिकार निर्वा- 
चित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्रीके नेतृत्व- 
वाली मंत्रिपरिषद्में निहित हैं। राष्ट्रपतिका कार्यकाल 
पाँच वर्ष है। वह दुबारा फिर चुना जा सकता है। 
उसको १० हजार रु० wifes वेतन और इसके अलावा 
कुछ भत्ते मिलते हैं। प्रधानमंत्रीकी नियुक्ति राष्ट्रपति 
करता है और वही areal प्रधानमंत्रीकी सलाहसे अन्य 
मंत्रियोंकी नियुक्ति भी करता है। संविधान राष्ट्रपतिको 
कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्बन्धी बहुत व्यापक 
अधिकार प्रदान करता है, परन्तु ब्रिटिश शासन प्रणाली- 
के श्रनुछप राष्ट्रपति इन अधिकारोंका प्रयोग मंत्रियों- 
की सलाह और स्वीकृतिसे ही कर सकता है। मंत्रियोंका 
कार्यकाल राष्ट्रपतिकी इच्छा पर fra है, किन्तु ये 
मंत्री संसदके प्रति उत्त रदायी होते हैं। राष्ट्रपति पर 
महाभियोग लगाकर उसे संसदके बहुमत द्वारा हटाया 
जा सकता है। केन्द्रकी विधायिका शक्ति संसदमें 
निहित है। उसके दो aaa ga हैं---एक राज्य सभा 
और दूसरी लोकसभा । 

राज्यसभामें २३४८ प्रतिनिधि होते हैं जिनमें १२ 
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं और शेषका निर्वा- 
चन राज्य-विधानमंडलोंके निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यों- 
की marth भ्रनुपातमें होता है। लोकसभाकी शक्ति 
पाँच at सदस्योंकी है, जिनमेंसे सभी वयस्क मताधिकार- 


के arene पर पांच वर्षोके लिए चुने जाते हैं । संसदके 
दोनों सदनोंके भ्रधिकार वित्त-विधयकको छोड़कर परस्पर 
समन्वयकारी हैं। वित्त-विधेयक सिर्फ लोकसभामें ही 
पेश हो सकता है। राज्यसभा उसमें संशोधनके लिए 
सुझाव दे सकती है, किन्तु लोकसभा इन सुझावोंको 
मानने न माननेके लिए स्वतंत्र है। 

केन्द्रीय न्‍्यायपालिकाके अधिकार सर्वोच्च न्यायालय- 
में निहित हैं, जिसमें एक प्रधान न्यायाधीश तथा १३ 
अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन न्‍्यायाधीशोंकी नियुक्ति 
राष्ट्रपति करता है और ये ६४५ वर्षकी उम्र तक अपने 
पदोंपर art कर सकते हैं । सर्वोच्च न्‍्यायालयको मूल 
क्षेत्राधिकार तथा पुत्रविचाराधिकार, दोनों ही प्रकारका 
अधिकार प्राप्त है और ag किसी भी कानूनकी aaa 
निकतापर निर्णय दे सकता है। हाँ, उसकी उपयुक्तता 
परखनेका उसे अधिकार नहीं है । 

राज्योंमें कार्यपालिकाके अधिक्रार राज्यपाल तथा 
मुख्यमंत्री और उसकी मंत्नरिपरिषद्में निहित हैं | राज्य- 
पालकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्षोके लिए की 
जाती है। राज्यपालका वेतन ५५०० रु० मासिक है। 
मुख्यमंत्रीके नेतृत्वमें मंत्रिपरिषद्की नियुक्ति राज्यपाल 
द्वारा की जाती है जो राज्य विधानमंडलोंके प्रति उत्तर- 
दायी होती है। राज्योंकी विधायिका दो सदनोंवाले एक 
विधानमंडलमें निहित होती है। इनमें उच्च सदन भ्रर्थात्‌ 
विधानपरिषद्के सदस्य अ्रप्रत्यक्ष रूपसे निर्वाचित होते 
हैं और निम्त सदत यानी विधान सभाके सदस्य प्रत्यक्ष 
रूपसे जनता द्वारा चुने जाते हैं । कुछ राज्यों जैसे आं धर, 
बिहार, मध्यप्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, 
उत्त रप्रदेश और पश्चिमी बंगालमें दो सदनोंवाले विधान- 
मंडल हैं जब कि अन्य राज्योंमें प्रत्यक्ष रूपसे निर्वाचित 
सदस्योंवाली विधान सभाएं ही हैं । 

राज्योंकी न्यायपालिका उच्च न्यायालयोंमें निहित 
हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा He ART न्‍्याया- 
घीश होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है 
और ये ६२ वर्ष की उम्र तक अपने पदपर बने रह सकते 
हैं । संविधानमें संशोधनके लिए अबतक दो दर्जनसे भ्रधिक 
अधिनियम पारित हो चुके हैं और आगे भी: झ्रावश्यकता 
पड़ने पर पारित होते रहेंगे । इस प्रकार इस संविधानने 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी झ्राकांक्षाओंको arene afr 
पूरा करते हुए देशमें ऐसी सरकारकी स्थापना की है, 
जो जनताके लिए है भौर जनता द्वारा ही चलायी 
जातो है। 


३२६ 
केवल शांतिपूर्ण watt प्रयोग करनेके अपने निश्चयकी 
घोषणा की । 

१६५६ ई० में चीनने तिब्बतपर हमला किया और 
पंडित नेहरूकी सरकार मौन दर्शक बनी रही | दलाई 
लामा तथा हजारों तिब्बतियोंने भाग कर भारतमें शरण 
ली और पंडित नेहरूकी सरकारने उन्हें तत्परतासे शरण 
प्रदान की । चीनने इसे श्रमित्रतापूर्ण कार्य माना और 
१६५६ ई० में उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्रमें लांगजूपर तथा 
हिमालय क्षेत्रके aera प्रदेशमें भारतीय क्षेत्नोंपर बल- 
पूर्वक अधिकार करके भारतके प्रति अपने आक्रामक 
aaa उजागर कर दिया। तीन साल बाद चीनने 
भारतके उत्तरी तथा पूर्वी सीमा क्षेत्रोंपर भ्रकारण बड़ा 
हमला बोल दिया । भारतीय सेना मित्र माने जानेवाले 
देशके इस हमलेके लिए तैयार नहीं थी, फिर भी उत्तर- 
में उसने अपने पैर मजबूतीसे जमाये रखे, परन्तु उत्तर- 
पूर्वी मोचेंपर वह बहुत थोड़ा अश्रथवा नगण्य प्रतिरोध कर 
सकी a चीनी फौजें आसामकी सीमाके निकट पहुंच 
wet इससे भारतकों बहुत अपमानित होना पड़ा । 
इससे भी बड़ा भ्रपमान उसे तब उठाना पड़ा जब चीनने 
१६६३ ई० में एकांगी युद्धविरामकी घोषणा कर दी, 
लड़ाई रोक दी और भारतके जिन क्षेत्रोंको वह लेना 
चाहता था, उनको अपने अ्रधिकारमें रखा । इससे पंडित 
नेहरूको, जो १६५० ई० से चीनके प्रति मैत्रीपूर्ण नीति 
बरत रहे थे, भारी निराशा हुई और इसके शीघ्र ही 
बाद १९६४ ई० में उनकी मृत्यु हो गयी । 

पाकिस्तान भारतके लिए भारी चिंताका विषय बना 
रहा । उसने १९४७ ई० में ही पाकिस्तानी सँनिकोंको 
कबीलेवालोंके वेशमें कश्मी रमें भेजा था और वह कश्मी र- 
के प्रश्वकको भारतके साथ अपने विवादका मुख्य विषय 
बनाये हुए था। इसके फलस्वरूप सितम्बर १६६५ ई० 
में भारत और पाकिस्तानके बीच तं;न सप्ताहका युद्ध 
छिड़ गया। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा सोवियत 
aad हस्तक्षेपसे समाप्त हुआ । सोवियत संघने ताशकंद- 
में पाकिस्तानके प्रेसीडेंट अयूब खाँ तथा भारतके प्रधान- 
मन्त्री लालबहादुर शास्त्री (Fo) का एक सम्मेलन 
किया । दोदों राष्ट्राध्यक्षोंनें एक संयुक्त, घोषणा प्रका- 
शित करके सभी विवादास्पद प्रश्नोंको शांतिपूर्ण रीतिसे 
तय करने तथा अपनी सेनाओ्रोंको युद्ध-पूर्वकी स्थितिपर 
वापस लौटा लेनेपर सहमति व्यक्त की । ११ जनवरी 
१६६६ ई० को ताशकंद समझौतेपर हस्ताक्षर करनेके 
कुछ घंटे बाद ही लालबहादुर शास्त्रीकी मृत्यु हो गयी । 


__ भारत-भा रतका संविधान 
पश्चात्‌ पंडित जवाहरलाल नेहरूकी gat श्रीमती 
इंदिरा गांधी उनके स्थानपर भारतकी प्रधानमंत्री चुनी 
गयीं । 

भारतका विभाजन-स्वाधीनता प्रदान किये जानेसे gt 
१६४७ ई०में किया गया। मुसलमानोंकी हठपूर्ण माँग 
तथा अंग्रेजोंकी 'फूट डालो और शासन करो'की पुरानी 
नीति ही इसका मूल थी । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 
मुसलिम लीगके नेताश्रोंकी सहमतिसे भारतके विविध 
प्रांतोंमें रहनेवाले बहुसंख्यक लोगोंके TAH प्राधार पर 
भारतका विभाजन भारत और पा किस्तानमें कर दिया TaN 
उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, सिंघ तथा 
पूर्वी बंगालको मिलाकर एक नया राज्य बना जो 'पाकि- 
स्तान! कहलाया । पाकिस्तानने अपनेको इसलामी राज्य 
घोषित किया । शेष भारतको धर्म॑निरपेक्ष भारतीय गण- 
राज्य घोषित कर दिया गया | 
१६४७ ई०में भारतके विभाजनके फलस्वरूप लाखों 
लोगोंको भारी मुसीबतें झेलनी पड़ीं और करोड़ों लोगों- 
को देशके विभाजनपर भारी दुःख हुआ । फिर भी 
भारतके लोगोंने देशेके विभाजनको प्रनिवार्य मानकर 
स्वीकार कर लिया। १६ दिसम्बर १६७१ ई०को 
पाकिस्तानका भी विभाजन हो गया और पूर्वी पाकिस्तान 
पाकिस्तानसे अलग होकर “बांगला देश'का नया राज्य 
बन गया | ; 
भारतका संविधान-२६ नवम्बर १६४६ ई०को संविधान 
सभा द्वारा पास किया गया और २६ जनवरी १६५० 
ई०से लागू हुआ । यह एक भारी-भरकम दस्तावेज है, 
जिसमें २२ भागोंके अंतर्गत ३६४५ धाराएँ तथा नौ अनु- 
सूचियाँ हैं। भारतका मंविधान एक अभिलिखित तथा 
सरलतासे परिवरतंनशील संविधान है। इसके द्वारा देशमें 
arate, संघीय, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संसदीय 
गणतंत्रकी स्थापना की गयी है । इसकी प्रस्तावनामें कहा 
गया है--“हम भारतवासी भारतको एक सावंभौम 
लोकतांत्रिक गणतंत्न बनाने, सभी नागरिकोंको सामाजिक, 
आ्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, 
धर्म, पंथ और पूजाकी स्वतंत्रता, स्तर और अवसरकी 
समानता दिलाने तथा व्यक्तिगत सम्मान और राष्ट्रीय 
एकताका ध्यान रखते हुए उनमें भ्रातृत्व भावना बढ़ाने- 
का पावन संकल्प करते हैं ale यह संविधान बनाते, 
स्वीकार करते और TTAB प्रदान HVA FI” 
जैंसा कि एक श्रनुसूचीमें उल्लेख है, यह संविधान 
देशके लिए संघीय शासनकी व्यवस्था'करता है और 





32% 


भारत रक्षा कानून-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
परिणति हैं, जिसकी अक्रिया दोघेकालस इस देशमे चलती 
रही है। 

भारत रक्षा कानून-1थम विश्वयुद्धे! समय १६१४ FoF 
बना। Sah HMA भारत सरकारको ass दौरान 
लोगोंको गिरफ्तार करने, नजरबन्द करने तथा व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगानेके व्यापक अधिकार 
प्राप्त हो गये। भारतीयोंने इस कानूनको व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रताका FAT करनेवाला और कठोर TAT चक्रका 
प्रतीक माना । 

भारतवर्ष-वह देश जहाँ राजा भरत (दे०)के वंशज 
रहते हैं। यह उत्तरमें हिमालयसे लेकर दक्षिणमें हिन्द 
महासागर तक विस्तृत है (विष्णुपु राण, खंड २,३ .9)! 
इसका ब्राधुनिक नाम भारत है । 

भारतोय आरये-उन श्रार्यों (दे०)की एक शाखा, जिनके 
सम्वन्धमें श्रनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने ईसा पूर्व॑ 
लगभग दो हजार वर्ष पहले किसी अनिश्चित कालमें 
उत्तर-पश्चिम दिशासे भारतमें प्रवेश किया । वे यायावर 
थे और सबसे पहले पंजाबमें बसे । इसके बाद वे इस 
देशमें रहनेवाले लोगोंसे, जिन्हें वे दास या दस्यु कहते 
श्रे, दीघंकालीन युद्ध कर ते हुए गंग।की घाटोसे होकर 
उत्तरी भारतमें आगे बढ़े । अन्तमें उन्‍होंने विजयी होकर 
इस देशके आदिम लोगोंको अपने वशमें किया । जिस 
धर्मका विकास वे लोग करते ar रहे थे, saat झाँकी 
वेदों (दे०)में मिलती है । वेदोंसे हमें उनके राजनीतिक 
और सामाजिक संघटनका भी परिचय मिलता है। 

बे जनों या कबीलोंमें विभक्त थे । प्रत्येक जनका 

शासन एक मुखिया करता था जो “राजा” कहलाता AT | 
जनोंमें micas लड़ाइयाँ होती रहती थीं, परन्तु wart 
waste विरुद्ध वे एक हो जाते थे । राजा वंशगत होता 
था और उसकी आ्रायका स्रोत था-विजित कबीलों द्वारा 
दी जानेवाली बलि (कर) तथा प्रजासे मिलनेवाली 
We. उसके मुख्य अधिकारी थे-सेनानी (सेनाका 
मुखिया), ग्रामणी (गाँवका मुखिया) तथा पुरोहित। 
प्रजा समिति तथा सभाके माध्यमसे राज्यकाय में हाथ 
qed थी । समितिमें जनपदक्की सम्पूर्ण जनता एकत्र 
होती थी । सभा पितर श्रथवा वृद्ध लोगोंकी संस्था थी । 
सामाजिक व्यवस्था पितु-सत्तात्मक थी और पिता परि- 
वारका मुखिया होता था । अधिकतर एक विवाह प्रच- 
लित था, परन्तु बहु-विवाह भी होते थे। सामाजिक 
जीवनमें स्त्रियोंको ऊँचा स्थान प्राप्त था भौर गृह-प्रबंध 
walt हाथमें था। कुछ feaat इतनी विदुषी होती थीं 





३२६ 
कि wal teat रचना करती थीं। झ्राधुनिक wae 
जाति-व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, परल्तु वर्ण-व्यवस्था 
वर्तमान थी, जिसके अन्तर्गत जनताका वर्गीकरण ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा विशः (वैश्य)में किया जाता था । 

ma गाँवोमें निवास करते थे, उनके पुर भ्रथवा 

नगर नहीं थे। उनकी आ्राजीविका का मुख्य साधन था-- 
पशुपालन और कृषि । उनमें चर्मकार, रथक्रार (बढ़ई) 
af व्यवसाय भी प्रचलित थे। व्यापार बैलों तथा 
सुवर्ण आभूषणों के द्वारा किया जाता था। उनका मुख्य 
भोजन घी, शाक और फल था। यज्ञमें बलि दिये गये 
पशुओंका मांस भी खाया जाता था । सोम और सीमित 
सुरापान प्रचलित था। दूत-क्रीड़ा और रथोंकी ats 
मनोरंजनके मुख्य साधन थे । sata fafa अ्नायोंको 
भी act वर्ण-व्यवस्थामें सम्मिलित कर लिया और 
उनका वर्गीकरण शूद्रोंमें किया जाने लगा। | at प्रकृति- 
की विविध शक्तियोंको साधारणतः, देवता मानकर उनकी 
उपासना करते थे । वे द्यौ: (आकाश), वजञ्ञ (बिजली) 
तथा सूर्यकी शक्तियोंके रूपमें वरुण, इन्द्र, सूर्य आदि की 
पूजा करते थे। श्रायोक्रे देवताओंकी संख्या विशाल थी 
ate उनकी उपासनाके लिए जटिल कर्मकाण्डके ज्ञाता 
पुरोहितोंकी प्रावश्यकता पड़ती थी। aati ag विश्वास 
भी प्रचलित था कि मूलतः: ईश्वर एक और सवंव्यापक 
है, यद्यपि उसके नाम भिन्न-भिन्न हैं। art बड़े उद्यमी 
और पुरुषार्थी थे और उनके विचारों तथा संस्थाप्रोंका 
fara ate युगोंमें हुआ । महान्‌ हिन्दू सभ्यता और 
संस्कृति salar देन है । 

भारतोय कानून दमीोशन-इसकी स्थापना १८३३ Lott 
ad मैकालेकी अ्रध्यक्षतामें की गयी। इसने कई वर्ष तक 
कार्य किया और उसीके श्राधारपर १८६० ई०में भार- 
तीय दण्ड विधान तथा १८६१ ई०में seat दीवानी 
और जाब्ता फौजदारो तैयार किये गये । इस तरह 
ब्रिटिश भारतमें समान कानूनी व्यवस्थाकी स्थापना 
हुई । 

भारतीय दण्ड विधान-गवर्त र-जन रल लार्ड विलियम वेण्टिक 
( १८२८-३५ ई० ) द्वारा नियुक्त कानून कमीशनने 
इसका प्रणयन किया। मैकाले (दे०) इस कमीशनका 
प्रमुख सदस्य था । इस कानूनको १८६० ई०में लागू 
किया गया । फलस्वरूप समूचे ब्रिटिश भारतमें समान 
दण्ड-विधान लागू हो गया । 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-भारतीयोंके सबसे बड़े इस राज- 
नीतिक संगठनकी स्थापना २८ दिसम्बर १८८५ ई०को 


32% 
__३२८ 

भारतके यवन राज्य-इनका श्रारम्भ अफगानिस्तान तथा 
उत्त र-पश्चिमी सीमाप्रांतमें अ्रशोकके देहावस।न (लगभग 
२३२ ई० पू०)के दाद किसी समय gary सीरियाके 
महान्‌ राजा एन्टीमोकसने २०६ Fo Gow आसपाप 
हिन्दूकुशको पार कर काबुलकी घाटीमें राज्य करनेवाले 
सुभगसेन तामक एक भारतीय राजाकों हराया और 
हजनिके रूपमें उससे श्रपरिमित धन और बहुत-से हाथी 
प्राप्त करके स्वदेश वापस चला गया | उसके बाद ही 
बेक्ट्रियाके यवन राजा डेमेट्रियस (दे०)ने पंजाबका काफी 
भाग जीत लिया। एक दूसरे यवन राजा युक्रेटीयसने 
डेमेट्रियससे वैक्ट्रियाक्ा राज्य छीन लिया। भारतके 
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांतमें उस कालमें बहुत-से छोटे- 
छोटे यवन सामन्‍्त राज्य करते थे, जिनका परिचय हमें 
उनके द्वारा जारी किये गये नाना प्रकारके सिक्‍कोंसे 
मिलता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध राजा feast था, जो 
भारतमें काफी भीतर तक घुस आया था। उसने बौद्ध 
धर्म अ्ंंगीकार कर लिया और उसकी पहचान प्रसिद्ध 
बौद्ध ग्रंथ 'मिलिन्द oe’ ( मिलिन्दके प्रश्न ) में उल्लि- 
faa राजा मिलिन्दसे की जाती है। एक दूसरा यवन 
राजा एन्टिग्राल्कीडस था जो तक्षशिलामें राज्य करता 
था । उसने अपने दूत हेलियोडोरस (दे०)को YT राजा 
भागभद्रकी राजसभामें भेजा था । हेलियोडोरस भागवत 
घर्मका अनुयायी बन गया था और उसने बेसनगरमें 
वासुदेवके ग्ररुड़-स्तम्भका निर्माण कराया था। अंतिम 
यवन राजा strate था, जिसका राज्य ईसवी सन्‌की 
पहली शताब्दीमें कुषाण राजा कदफिसस प्रथम (दे०) 
ने छीन लिया । 

भारत परिषद्‌ (इण्डिया कौंसिछ)-भारतीय शासन विधान 
१८५८ fom seater स्थापित । इस विधानके अनुसार 
भारतका शासन ईस्ट इंडिया कम्पनीके हाथोंसे लेकर 
ब्रिटिश सम्राटके भ्रधीन कर दिया गया। बोर्ड are कंट्रोल 
और उसके अध्यक्षका पद समाप्त कर उसके स्थानपर 
“कौन्सिल आफ इंडिया अथवा भारत परिषद्॒क़ी स्थापना 
की गयी । इसका श्रध्यक्ष ब्रिटिश सरकारके भारतीय 
मामलोंके मन्त्री--(भारत-मंत्री )को बनाया गया । इस 
कौन्सिलमें १५ सदस्य थे, जिनकी नियुक्ति पहले तो 
जीवन भरके fae की गयी, लेकिन बादको उसकी अवधि 
१०से १५ वर्षोके बीच कर दी गयी । कौन्सिलमें उन्हीं 
सदस्योंकी नियुक्ति को जाती, जिन्हें भारतीय गतिविधियों - 
का ज्ञान होता था। कौन्सिलसे ag ater at जाती 
थी कि वह भारत-मन्त्रीको परामर्श दे ate उसपर निय- 





भारतके यवन राज्य-भारत-भूमिफे निवासी 
FAN रखे । wa: उसे विशेष अ्रधिकार प्रदान किये गये 
तथा भारतीय राजस्वके व्यय और विनियोजन एवं 
बाइसरायकी कार्यकारिणी परिषद्के साधारण सदस्योंकी 
नियुक्तिके लिए उप्तकी स्वीकृति प्रावश्यक कर दी गयी। 
१८६६ ई०के विधान द्वारा इसके सदस्योंका कार्यकाल 
घटाकर दस वर्ष कर दिया गया (जिसे भारत-मन्त्नीकी 
Hole बढ़ाया जा सकता था) ओर कौन्सिलका स्तर 
परामशंदात्री संस्थाका कर दिया गया। पूरी १७वीं 
शताब्दी तक इसके सदस्य सिर्फ ब्रिटिश लोग ही बनाये 
जाते थे । १६९०७ ई०में पहली बार दो भारतीयों--श्री 
कृष्णगोविन्द गुप्त ale सैयद हुसेन बिल्ग्रामीको इसका 
सदस्य नियुक्त किया गया | १६१६ ई०क्रे विधान द्वारा 
कौन्सिलके सदस्योंकी संख्या घटाकर १२ कर दी गयी 
और कार्यकाल पाँच वर्ष aa कौन्सिल पहलेसे भ्रधिक 
भारत-मन्त्रीके ग्रधीत हो गयी | १६३५ ई०के भारतीय 
शासन विधानके अनुसार, अ्रप्रैल १६३७ से इंडिया 
कौंसिल (भारत परिषद्)कों खत्म कर दिया गया। जब 
तक यह tifa रही, तब तक भारतीयोंने शसे बराबर 
प्रतिक्रियावादी संस्थाके रूपमें घृणाकी दृष्टिसे देखा, 
जिप्तका काम भारतीय हितोंकी कीमतपर ब्रिटिश स्वार्थों- 
की रक्षा करना था। 
भारत-भूमिके निवासी-इनको चार मुख्य विभागों श्रयवा 
नसलोंमें afer जाता है, यथा (१) भारतीय आये, 
(दे०) जो लम्बे गौरवर्ण, लम्बी नासिकावाले तथा 
संस्कृतसे उदभूत agai बोलने वाले हैं; (२) द्रविण, 
(दे०), जो दक्षिण भारतमें बड़ी संख्यामें संस्कृत मूलसे 
भिन्न हैं तथा तमिल, तेलुगु, was और मलयालम भाषाएँ 
बोलते हैं; (३) आदिवासी, जो भील, कोल और मुण्डा 
लोगोंकी भाँति छोटे, कृष्णवर्ण तथा चपटी नाकवाले हैं। 
उनकी बोलियोंकी न कोई वर्णमाला है at a न लिखित 
साहित्य ही; (४) मंगोल जातिके वंशज, जो गोरखाम्रों, 
भोटियों और खासी लोगोंकी भाँति दाढ़ी-मूंछ रहित, 
Haat, छोटी आँखों तथा गालोंपर उभरी हुई हडिडयों- 
वाले लोग हैं | श्रन्तिम दो विभागोंके लोग नवप्रस्तर 
युगके आाग्नेयवंशी लोगोंक़ी सन्‍्तानें हैं। इत चारों नसलों- 
के लोग भारतवपष में अ्नेकानेक शताब्दियोंसे निवास करते 
रहे हैं, और उनमें, fades: ara, द्रविड़ों तथा मंगोलों- 
के वंशजोंमें, परस्पर विवाह सम्बन्ध भी होते रहे हैं । 
फलत: उनमें ऐसा रक्त-सम्मिश्रण हो गया है कि भेद 
करना कठिन है। भारतकी oer संस्थाप्रोंती भाँति 
आधुनिक भारतीय जातियाँ भी एक ऐसे सम्मिश्रणकी 





231 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 


३३१ 





राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारम्भमें अपने प्रस्तावोंके क्रियान्वयनके 
लिए ब्रिटिश सरकारकी सदु-भावनापर पूरी तरहसे निर्भर 
रहती थी । उसके प्रस्ताव प्रार्थनाके रूपमें पेश किये जाते 
थे। कांग्रेंसको ब्रिटेनपर पूरा विश्वासथा और वह 
उसके राजनीतिक सिद्धांतों तथा संस्थाओ्रोंके प्रति आदर 
भाव रखती थी। 

बहुत वर्षों तक कांग्रेसके नेताओ्ोंका विश्वास रहा कि 
अंग्रेज लोग इतने न्यायप्रिय हैं कि यदि भारतीयोंकी 
शिकायतें उनके सामने रख दी जायें तो वे अवश्य दूर 
कर दी जायेंगी | इसी विश्वासके झाधारपर वैधानिक 
आंदोलन चलाकर जूरीके द्वारा मुकदमोंकी सुनवाईकी 
प्रथाका विस्तार करने, न्याय कार्यको प्रशासन कार्यसे 
पृथक्‌ करने, शस्त्र कानून रह करने, सामान्य तथा तकनीकी 
शिक्षाक्ा विस्तार करने, केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान 
मंडलोंका विस्तार करके उनमें निर्वाचित भारतीय प्रति- 
निधि बढ़ाने तथा उन्हें देशके वित्तीय तथा सामान्य 
प्रशासनपर नियंत्रणका अधिक अधिकार प्रदान करके 
देशमें स्वशासनका विकास करनेकी माँग की गयी। 
ब्रिटिश जनताकों सूचना देनेके उद्देश्यसे १८८८ fot 
लंदनमें एक प्रचार एजेंसी खोली गयी । बादमें इस 
कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटी- 
की स्थापना की गयी, जो साप्ताहिक 'इंडिया'का प्रका- 
शन करती थी। 

परंतु इन सब प्रयत्नोंका कोई फल नहीं निकला और 
ब्रिटिश सरकारने १८५६२ ई०के इंडियन कौंसिल ऐक्ट 
(दे०)को छोड़कर ate कोई सुधार नहीं किया । उसने 
कांग्रेस तथा उसके प्रस्तावोंकी पूर्ण उपेक्षा की । इससे 
कांग्रेसके भ्रनुयायियोंमें निराशाकी भावना फैली । देशके 
अंदर कांग्रेसके प्रचारके फलस्वरूप कांग्रेसके अनुयावियों- 
की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही थी और धीरे-घीरे 
ब्रिटिश सरकारकी विरोधी भावना बढ़ने लगो 1 कांग्रेस- 
जनोंका एक वर्ग वैधानिक श्रांदोलनमें अपना विश्वास 
खो बैठा । वह प्रति वर्ष सरकारको प्रार्थनाएँ भेजनेकी 
पद्धतिकी खिलली उड़ाता था, जिनको सरकार रद्दीकी 
टोकरीमें फेंक देती थी। इस वर्गंका नेतृत्व बाल गंगाधर 
तिलक, अरविन्द घोष, विपिन चन्द्र पाल/तथा लाला 
लाजपतराय कर रहे थे। उसका कहना था कि सिर्फ 
जबान चलानेसे शासन सुधार नहीं प्राप्त होंगें, उनके 
लिए ठोस काररवाई करनेकी आवश्यकता है। उसका 
कहना था कि सिफं स्वायत्तशासी संस्थाश्रोंके विस्तारसे 
देश संतुष्ट नहीं हो सकता, देश प्रशासनपर वास्तविक 


नियंत्रण चाहता है 1 उसने आत्म-सहायता और जनताको 
जाग्रत करनेकी आ्रावश्यकतापर बल दिया | ५ 

इस बीच भारत सरकारने कई प्रतिगामी a7 
किये, जैसे टकसालोंमें जनताकी चाँदीसे सिक्‍कोंकी ढलाई 
बंद कर देना, विनिमय दरसे होनेवाली हानिकी पूर्तिके 
लिए भत्ता देना, इंडियन यूनीवर्सिटीज ऐक्ट (दे०) तथा 
बंगभंग (दे०) (१६०४५) | इसके साथ कई वाइसरायोंने 
ऐसे वक्तव्ष्य दिये जो बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं थे, जंसे “भारतको 
तलवारके TAIT जीता रखा गया है AT उसीके बलपर 
कब्जेमें रखा जायगा” (लार्ड एलगिन) तथा “भारतमें 
सच्चाईका आदर नहीं किया जाता और वास्तवमें 
सच्चाई कभी भारतीय आ्रादर्श नहीं रहा है” (लार्ड 
कर्जन) । 

इन सब बातोंसे भारतीयोंमें, विशेषरूपसे कांग्रेस- 
जनोंके नये और नवयुवक वर्गमें गहरा आक्रोश भर गया। 
पुराने और नये कांग्रेसजनों, नरमदल और गरमदल- 
बालों, वैधानिक श्रांदोलनमें विश्वास करनेवालों और 
oa राष्ट्रीयतावादियोंमें मतभेद पहलीबार १६०५ ई० 
में बनारसमें गोपालकृष्ण गोखलेकी अ्रध्यक्षतामें होनेवाले 
कांग्रेस भ्रधिवेशनमें प्रकट हुए | अ्रध्यक्षकी श्रोरसे रखे 
गये प्रस्तावमें “भारतीय विधानमंडलोंका और विस्तार 
और सुधार करने” की प्रार्थना की गयी थी। इसके 
विरोधमें नवयुवक वर्गने माँग की कि भारतमें ऐसी सर- 
कार होनी चाहिए जो स्वायत्तशासी हो और ब्रिटिश 
नियंत्रणसे पूर्णतया मुक्त हो । श्रध्यक्षका भ्रस्ताव पास हो 


गया । अगले साल १६०६ ई० में कलकत्तामें होनेवाले 


अधिवेशनमें मतभेद फिर प्रकट हुए । श्रध्यक्ष दादाभाई 
नौरोजी (दे०) ने दोनों दलोंमें समझोता करानेका 
प्रयास किया । उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषणमें घोषणा 
की कि भारतको “ब्रिटेन saat उपनिवेशों जैसा स्व- 
राज्य” मिलना चाहिए। परन्तु यह समझौता भ्रामक 
सिद्ध हुआ भर अगले साल १६०७ ई० की सूरत कांग्रेस- 
में नरमदल भर गरमदलवालोंमें खुला संधर्ष हुआ और 
कांग्रेस अ्रधिवेशन भंग हो गया । भ्रगले साल (१६०८ 
ई० में) इलाहाबाद अ्रधिवेशनमें भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसका संविधान तैयार किया गया । इसकी पहली 
धारामें कहा गया था कि कांग्रेसका ध्येय “संवंधानिक' 
उपायोंसे एक ऐसी शासनप्रणालीकी स्थापना करना है 
ज़ो ब्रिटिश साम्राज्यके स्वशासन-युक्त सदस्योंके भ्रनुरूप 
हो ।” इसको कांग्रेसकी नीतिके रूपमें स्वीकार कर लिया 
गया और भविष्यमें ऐसा कोई व्यक्ति कांग्रेस श्रधिवेशन- 


232 


RR 


भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस 





के लिए प्रतिनिधि नहीं चुना जा सकता था जिसने इस 
प्रस्तावको लिखितरूपसे स्वीकार न कर लिया हो। 
मालें-मिन्‍्टो सुधारोंकी रिपोर्टपर श्राधारित १६०६ ई० 
के इंडियन कौंसिल dae (दे०) तथा १६११ fo में 
बंग-भंग wee कर दिये जानेसे नरम दलवालोंकी स्थिति 
मजबू त हो गयी और १६१६ ई० तक कांग्रेस उनके 
नियंत्रणमें रही । 

परंतु मार्ले-मिन्टो सुधार इतने सीमित थे कि शीघ्र 
ही उनके विरुद्ध असंतोष उत्पन्न होने लगा । इस बीच 
देशकी अंदरूनी तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाश्रोंके फलस्वरूप 
भारतोय मुसलमानोंका एक वर्ग भी cam सनकी माँग 
करने लगा। श्रभी तक भारतीय मुसलमानोंने कांग्रेसके 
नेतृत्वमें चलाये गये राष्ट्रीय प्रांदोलनसे भ्रपनेको अलग 
रखा था। परंतु १६९०६ Go के इंडियन कौंसिल ऐक्ट- 
में मुसलमानोंको qu रखनेके उद्देश्यसे प्रदान किये गये 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके बावजूद, मुसलिम लीगने 
१६१३ ई० में स्वशासनको प्राप्ति अपना उद्देश्य घोषित 
कर दिया | १६१६ ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
ate मुमलिम लीगका श्रधिवेशन लगभग साथ-साथ लख- 
wat हुआ, जिसमें शासन-सुधारोंकी संयुक्त यं,जना 
तैयार की गयी । इस संयुक्त माँगके जवाबमें तथा प्रथम 
विश्वयुद्ध (दे०) के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिटियोके 
दबावसे ब्रिदेनने १६१८ ई० में मांटेग्यू-चेम्सफोड्ड सुधारों 
(दे०) की घोषणा की । Mer ही इनके आधारपर 
१६१६ fo aT गवनंमेन्ट झ्राफ इंडिया daz (दे०) 
तैयार किया गया, जिसमें विधानमंडलोंमें प्रत्यक्ष चुनावके 
भ्राधारपर जनताको प्रतिनिधित्व प्रदान करनेका सिद्धांत 
स्वीकार कर लिया गया ate श्रांशिक रीतिसे प्रांतीय 
स्वशासनकी स्थापना कर दी गयी । इन सुधारोंको स्वी- 
कार करनेके प्रश्नपर कांग्रेसमें दो दल हो गये । सुरेन्द्र- 
नाथ बनर्जी भ्रौर तेजबहादुर सप्रू जैसे पुराने कांग्रेसजनों- 
के नेतृत्वमें नरमदलवालोंने सुधारोंको स्वीकार कर लिया 
और उन्हें क्रियान्वित करनेका निश्चय किया। दूसरी 
और राष्ट्रीयतावादियोने, जो va sitet बहुमतमें थे, 
सुधारोंको अ्रपर्याप्त माना six १६१८ fo के भ्रधिवेशन- 
में कांग्रेसने उन्हें ग्स्‍रस्वीकार कर दिया। नरमदलवाले wa 
कांग्रेससे श्रलग हो गये, जिसके निर्माणमें उन्होंने बहुत 
परिश्रम किया था alc उसके लिए श्ननेक कुर्बानियाँ 
की थीं। 

इसी समय कांग्रेसकों मोहनदास करमचंद गांधी 
(दे०) के रूपमें एक नया नेता मिल गंया और जिसके 


निर्देशनमें ११२० fo के नागपुर अ्रधिवेशनमें भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसने श्रपना ध्येय सभी उचित तथा शांतिपूर्ण 
उपायोसे पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्ति घोषित किया और 
अपनी माँगोंको मनवानेके लिए सरका रके प्रति अहिंसक 
असहयोगकी नीति बरतनेका निश्चय किया । इस प्रकार 
कांग्रेसके ध्येय श्र उसके उपायोंमें भारी परिवर्तन ar 
गया । 

कांग्रेतको अब पहलेसे कहीं अ्रधिक जन-समर्थन 
प्राप्त होने लगा और उसने एक ऐसा साधन प्राप्त कर 
लिया, जिसका प्रयोग करके वह अपनी माँगोंको मनवा 
सकती थी। १६२१ ई० में गांधीजीके नेतृत्वमें कांग्रेसने 
मुसलमानोंके द्वारा चलाये जा रहे खिलाफत आ्रांदोलन 
(दे०) का समर्थन किया और एक सालमें स्वराज्य 
दिलानेका वादा करके असहयोग श्रांदोलन आरम्भ कर 
दिया। प्रिंस आफ वेल्सके झ्रागमनपर उसका बायकाट 
किया गया ate हिन्दुओं तथा मुसलमानोंके संयुक्त 
असहयोगसे सरकारको किस रीतिसे पंगु ,बनाया जा 
सकता है, aT ays प्रदर्शन हुआ । सरकारने तीत्र 
दमन किया और आंदोलन गांधीजी के इच्छानुसार 
quest भ्रहिसक नहीं रह सका । तुर्कीमें घटनेवाली 
घटनाओंके फलस्वरूप खिलाफत आंदोलन मृत हो गया 
ae अ्रसहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। परन्तु 
कांग्रेसका ? दोलन चलता रहा भौर १६२६ ई० के 
लाहौर अधिवेशनमें पूर्ण स्वाधीनताकी प्राप्ति कांग्रेसका 
लक्ष्य घोषित किया गया । 

कांग्रेसने अपने लक्ष्यकी पूर्तिके लिए श्रप्रैल १६३० 
ई० में सत्याग्रह झ्रांदोलन (दे०) श्रांरम्भ कर fear 
मुसलिम लीगने सत्याग्रह आंदोलनमें शरीक होनेसे इन- 
कार कर दिया । सरकारने फिर दमनका सहारा लिया । 
उसने गांधीजी शौर कांग्रेसके' दूसरे बहुतसे नेताओंको 
जेलोमें बंद कर दिया भर कांग्रेस आंदोलन पुनः स्थगित 
कर दिया गया । परंतु दमनके जोरसे स्वाधीनताकी 
आराकांक्षाको नहीं कुचला जा THT AIT १६३६ Fo F 
द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होनेपर यह भ्रच्छी तरह प्रकट 
हो गया कि ब्रिटेन युद्ध जीतनेके लिए भारतके साधनों- 
पर वितना ofan निर्भर है गांधीजीके नेतृत्वमें भार- 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेसने ब्रिटेनके श्रुराष्ट्रोंका खुला सम- 
at FWA साफ इनकार कर दिया और इस बातकी 
प्रतीक्षा करना उचित समझा कि ब्रिटेनमें एक दिन 
सद्बुद्धिकां उदय होगा और वह स्वेच्छासे भारतकी 
राजनीतिक माँगोको स्वीकार कर लेगा, परन्तु सुभाष चन्द्र 


233 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 

बोस (दे०) के नेतृत्वमें कांग्रेसजनोंका एक at ब्रिटेनके 
शत्रु राष्ट्रोंसे फौजी गठबंधन कर लेनेके पक्षमें था। 
नेताजी सुभाषचद्ध बोस कलकत्तामें WoT घरमें नजरबद 
थे। एक दिन वे चुपकेसे भाग निकले श्रौर स्थल-मार्गसे 
जर्मनी जा पहुंचे । भ्रवेक साहसिक घटनाश्रोंके बाद वे 
सिंगापुर पहुँचे और वहाँ १६४२-४३ fot अंग्रेजोंने 
बर्मा खाली करते समय जिन ६०,००० भा रतीय सेनाप्रों- 
को जापानियोंके gia dat रूपमें छोड़ दिया था, उनकी 
सहायतासे arate हिन्द फौजका संगठन किया, अपनी 
अध्यक्षतामें एक अस्थायी आजाद हिन्द सरकारकी 
रचना की प्रौर जापानियोंकी सहायतासे भा/रतको बल- 
gaa भ्राजाद करनेके लिए उसकी पूर्वी सीमाग्रोंपर 
फौजो झ्राक्रमण कर दिया । परन्तु १६४४ ई०में उनका 
प्रयास विफल हुप्रा। गांधीजीने १६४२ fot अंग्रेजोंके 
विरुद्ध जो भारत छोड़ो” आन्दोलन Sst था, वह भी 
विफल रहा। 

१६४५ ई० तक ब्रिटेन फिर विजयी हो चुका था 
झौर प्रतीत होता था कि ag फिर पुराना साम्राज्यवादी 
रवैया भ्रस्तियार कर लेगा । Teg युद्धने ब्रिटनको जन 
और धनकी भारी क्षति पहुँचायी थी, वह पूरी तरहसे 
जजेरऔर पंगु हो चुका था| वह यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसका दमन करनेमें सफल हो गया था, तथापि भारत- 
में ब्रिटिश-विरोधी भावनाग्रों एवं गतिविधियोंने इतना 
प्रबल रूप ayer कर लिया था कि ब्रिटेनकरे लिए इसके 
सिवा कोई चारा नहीं रह गया कि वह कांग्रेसकी माँगों- 
को स्वीकार करके ही भारतपर अपना अधिकार बनाये 
रख सकता है। कांग्रेसने १९४६ ई०के मेरठ प्रशविवेशनमें 
पुनः स्वाधीनताकी माँग दोहरायी ate अ्रतमें भ्रगस्त 
१६४७ ई०में भारत भोर पाकिस्तान (दे०)के रूपमें 
देशके विभाजनकी भारी कीमत चुका कर प्रपनी मांगें 
मनवा लीं। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने बासठ 
वर्ष पूर्व ग्रपनी स्थापनाके अवसर पर श्रपना जो ध्येय 
निश्चित क्रिया था, उससे अधिक प्राप्त कर लिया। इस 
समय कांग्रेतत ही भारत सरकारका संचालन कर रही है । 
उसके कार्यकालमें भारतको संघाय लोकतांत्रिक गणतंत्रा- 
ara संविधान प्रदान किया गया और अनेक शत्ताब्दियों- 
की विदेशी दासताके फलस्वरूप देश गरीबी, अज्ञान तथा 
सामाजिक ct ग्राथिक भ्रसमानताके जिन अभिशापोंसे 
ग्रस्त था, उनसे छुटकारा दिलानेका बीड़ा उठाया गया 
है । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज भी भारतकी प्रमुख 
राजनीतिक पार्टी है। 





३३३ 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतांत्निक संगठन है जो 
सारे देशमें फैला हुप्रा है। १८ वर्ष या इससे afar 
saat कोई भी व्यक्ति २५ पैसा वाधिक चंदा देकर 
उसका प्राथमिक सदस्य बन सकता है और २० वर्षसे 
अधिक gaat कोई भी प्राथमिक सदस्य खादी पहनने 
आदिकी कुछ शर्तें पूरी करने पर उसका पूर्ण तथा सक्रिय 
सदस्य बन सकता है। सबसे नीचे ग्राम या मोहल्ला 
कांग्रेस कमेटी होती है, Tat ऊपर जिला कांग्रेस कमेटी 
होती है। प्रत्येक प्रदेशमें aad सभी जिला कांग्रेस 
कमेटियोके कार्योंका पर्यवेक्षण ate नियंत्रण करनेके लिए 
एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी होती है। सभी प्रदेश कांग्रेस 
कमेटियाँ श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके ola होती 
हैं, जिसके सदस्य सभी राज्योंसे चुने जाते हैं । भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसका कार्य समूचे वर्ष चलता रहता है और 
उसका निर्देशन afar कमेटी करती है, जिसके अ्रध्यक्षका 
चुनाव दो वर्षके लिए होता है। ऊपरसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि संगठनके भ्रन्दर arate काफी विकेन्द्रीकरण 
है, परन्तु अनुभवोंसे सिद्ध होता है कि प्रावश्यकता पड़ने 
पर ag संगठन अपने sate केन्द्रीयकरणकी भारी 
क्षमता रखता है। 

नीचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके १८८४ FoF होने- 
वाले पहले अ्रधिवेशनसे लेकर १६४७ fo तकके afa- 
वेशन स्थानों तथा भ्रध्यक्षोंकी सूची दी जा रही है, जिससे 
उसका राष्ट्रीय एवं अखिल भारतीय रूप प्रकट होता है । 

सन्‌ स्थान प्रध्यक्ष 

१८८५-बम्बई-उमेशचन्द्र बनर्जी 
१८८६-कलकत्ता-दादाभाई नौ रोजी 
१८८७-मद्रास-सैयद बदहद्दीन तैयबजी 
१८८८-इलाहाबाद-जाज यूल 
१८८९६-बम्बई-सर विलियम वेडरबर्न 
१८६०-कलकत्ता>सर फीरोजशाह मेहता 
१८६१-नागपुर-प्रानन्‍्द चार्लू 
१८६२-इलाहाबाद-उमेशचंद्र बनर्जी 
१८६३-लाहौर-दादाभाई नौरोजी 
१८६४-मद्रास-प्रलफ्रेड वेब 
१८६५-पूता-सुरेन्द्रवाथ बनर्जी 
१८६६-कलकत्ता-मोहम्मद रहीमतुल्ला सयानी 
१८६७-ग्रम रावती-सी ० शंकरन नायर 
१८६८-मद्रास-प्रानन्द मोहन TZ, 
१५६६-लखनऊ-रमेशचन्द्र दत्त 
१६० ०-लाहौं र-ता रायण गणेश चन्द्रावरकर 


224 
३३४ 


१६०१-कलकत्ता-दीनशा ईदलजी वाचा 

१६० २-अ्रहयदाबाद-सुरेन्द्रताथ बनर्जी 

१६० ३-मद्रास-लालमोहन घोष 
१६०४-बम्बई-सर हेनरी काटन 

१६०४५-बना रस-गोपालक्ृष्ण गोखले 
१६०६-कलकता-दादा भाई नौरोजी 
१६०७-सू रत-रासबिहारी घोष (्रधिवेशन भंग) 
१६०८-मद्राप्त-रासबिहारी घोष 
१६०६-लाहौर-मदनमोहन मालवीय 
१६१०-इलाहाबाद-सर विलियम बेड रबने 
१६११-कलकत्ता-विशन नारायण दर 
१६१२-पटना-रघुनाथ नृसिंह TAHT 
१६१३-कराची-तवाब सैयद मोहम्मद बहादुर 
१६1।४-मद्रास-भूपेन्द्रनाथ वसु 
१६१५-बम्बई-सत्येन्द्र प्रसन्‍न सिंह 
१६१६-लखनऊ-भ्रम्बिकाचरण मुजुमदार 
१६१७-कलकत्ता-श्रीमती एनी बेसेंट 
१६१८-बम्बई ( विशेष )-सैयद हसन इमाम 
१६१६-प्रमृतस र-पंडित मोतीलाल नेहरू 
१६२०-कलकत्ता ( विशेष )-लाला लाजपत राय 
१६२०-नागपुर-चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य 
१६२१-प्रहमदाबाद-हक्रीम ग्रजमल खाँ 
१६२२-गया-चित्तरंजन दास 

१६२३-कोकोन डा-मौलाना मोहम्मद भ्रली 
१६२३-दिल्ली (विशेष)-अ्बुल कलाम श्राजाद 
१६२४-बेलगाँव-मोहनदास करमचंद गांधी 
१६२५-कानपुर-श्रीमती सरोजिनी नायडू 
१६२६-गौहाटी-श्रीनिवास आयंगर 
१६२७-मद्रास-डा ० मुख्तर अहमद अन्सारी 
१६२८-कलकत्ता-पंडित मोतीलाल नेहरू 
१६२६-लाहौ र-पंडित जवाहरलाल नेहरू 
१६३०-कोई अधिवेशन नहीं gar 
१६३१-कराची-वल्लभभाई पटेल 
१६३२-दिल्ली-सेठ रणछोरलालदास अमृतलाल 
१६३३-कलकत्ता-श्रीमती नेलो सेनगुप्त 
१६३४-बम्बई-राजेन्द्र प्रसाद 

१६३५-कोई अधिवेशन नहीं हुआ 
१६३६-लखनऊ-पंडित जवाहरलाल नेहरू 
१६३७-फंजपु र-पंडित्त जवाहरलाल नेहरू 
१६३८-हरीपु रा-सुभाषचंद्र बोस 
१६३६-त्रिपुरी-सुभाषनंद्र बोस 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-भारतीय वर्णमाला 
१६४०-रामगढ़-मौलाना अबुलकलाम आजाद 
१६४१-१ ६४५-कोई प्रधिवेशन नहीं हुआ 
१६४६- * ” * "पंडित जवाहरलाल नेहरू 
१६४६- * “ * "आचार्य जयरामद[स दौलतराम कृपालानी 
१६४७- *' ” * "राजेन्द्र प्रसाद 
स्वाधीनता पानेके बाद १९४८ ई० में कांग्रेसका 
अधिवेशन जयपुरमें पट्टाभि सीतारमैयाकी अध्यक्ष तामें 
हुआ, १६५० ई० में नासिकमें पुरुषोत्तमदास टंडनकी 
श्रध्यक्षतामें, १६५१ ई०में नयी fare पंडित जवाहर- 
लाल नेहरूकी अध्यक्षतामें, जिन्होंने हैदराबाद (१६५३) 
तथा कल्याणी अ्रधिवेशनोंकी भी अ्रध्यक्षता की, १६५५ 
fo में भ्रवाड़ीमें उच्छूड्र राय नवलराय ढेबरकी श्रध्यक्षता 
में, जिन्होंने अमृतसर (१६५६ fo) तथा mea 
(१६५८ ई०) अ्रधिवेशनोंकी भी अध्यक्षता की, १६५६ 
ई० में नागपुरमें श्रीमती इंदिरा गांधीकी श्रध्यक्षतामें, 
१६६० Fo में बंगलोरमें तथा १६६१ Fo में गुजरात- 
में नीलम संजीव रेड्डीकी ग्रध्यक्षतामें, १६६२ ई० में 
भुवनेश्वरमें तथा १६६३ go में पटनामें दामोदरन 
संजीवैयाकी भश्रध्यक्षतामें तथा १६६४ ईं० में भुवनेश्व रमें 
तथा १६६५ ई० में दुर्गापुरमें के० कामराजकी श्रध्यक्षता 
में हुआ । अवाड़ी भ्रधिवेशन (१६५५ ईं०) में कांग्रेसने 
देशमें लोकतांत्रिक आ्राधारपर समाजवादी राज्यकी स्था- 
carat नीति स्वीकार की, जिसे उसने भुवनेश्वर भ्रधि- 
Sat (१६६५ ई०) में दोहराया । 
भारतीय वर्णमाला-सबसे प्राचीन भारतीय लिपिमालाके 
नमूने पिपरहवाके स्तूप और AM (२७३ Fo पू० से 
२३२ fo Go) के शिलालेखोंमें मिलते हैं। उस लिपि- 
को ब्राह्मी लिपि कहा जाता है और भारतकी सभी 
matin लिपियाँ उसीसे विकसित हुई हैं 1 ब्राह्मी लिपि- 
का विकास कंसे हुआ, यह भ्रव तक रहस्य है । एक मत 
है कि पश्चिमी एशियामें जो लिपियाँ प्रचलित थीं, उन्हीं- 
से ब्राह्मी लिपिका विकास हुआ । दूसरा मत है कि 
प्राचीन ब्राह्मी लिपिका विकास सिन्धक्रे मोहनजोदड़ो 
और हड़प्पाके प्रागैतिहासिक- अवशेषोमें प्राप्त मोहरों 
या मुद्राओंपर अंकित faa लिपिसे gata पश्चि- 
मोत्तर भारतमें aaah शिलालेख खरोष्ठी लिपिमें 
मिले हैं और अ्रफगानिस्तानके हालमें उसके जो दो 
शिलालेख मिले हैं, उनमें खरोष्ठी और अरमइक ग्रीक, 
दोनों लिप्रियोंका प्रयोग है । इस प्रकार ईसा-पूर्व तीसरी 
शताब्दीमें भारतमें ब्राह्मी, quest और भ्रमइक, तीनों 
'लिपियोंका प्रयोग होता था; और उनमेंसे areal लिपि 











os 


भारतीय शासन विधान-भारतीय सम्यता site erent विदेशोमें विस्तार 


३३५ 





पूरे भारतमें प्रचलित थी और बादकी अ्रधिकांश भार- 
ata लिपियाँ उप्तीसे विकसित हुई हैं । Sarat सातवीं 
शताब्दीमें जब तिब्बतमें राजा ae ग्रम्पन्‌ era 
(६२६-६&८ ई०) का राज्य था, उस समय बौद्धधर्मने 
तिब्बत अथवा भोट देशमें प्रवेश किया और उसके साथ 
ही भारतीय वर्णमाला और लिपि भी वहां पहुंची जो 
wiz वर्णमालाका आधार बनी । 

भारतीय शासन विधान-१८५०, १६०६, १६१६ तथा 
१६३५ fo के शासन-विधानोंका विवरण “ब्रिटिश 
भारतीय प्रशासनतंत्र के अन्तर्गत देखिये | 

भारतीय संविधान सभा-इसकी स्थापनाका अधिकार 
ब्रिटिश पालियामेन्टने १६ मई १६४६ fo की कंबिनेट 
मिशन (दे०) योजनामें स्वीकार किया । इस योजनाके 
अंतर्गत संविधान सभाका गठन किया गया, जिसमें सभी 
प्रांतों तथा देशी रियासतोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले 
३०१ सदस्य थे । परन्तु मुसलिम लीग उसकी बैठकोंमें 
शामिल नहीं हुई श्रौर इसीलिए भारतीय संविधान सभा 
दिसम्बर १९४६ fo में होनेवाले श्रधिवेशनमें कोई 
कार्य नहीं कर सकी । ब्रिटिश पालियामेन्टकी भ्रोरसे 
भारतके पाकिस्तान तथा भारत aaa दो स्वतंत्र राज्यों 
में विभाजन करनेकी योजनाके आराधारपर जब १६४७ 
fo में इंडियन इंडिपेन्डेस्स एक्ट पास किया गया, तब 
संविध न सभाका भी विभाजन कंर दिया गया। पाकि- 
zara शामिल क्षेत्रोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों- 
को लेकर पाकिस्तान संविधान सभाका गठन कर दिया 
गया । शेष सदस्य भारतीय संविधान सभाके सदस्य बने 
रहे । लम्बी बहसके बाद डा० राजेन्द्रप्रसाद (दे०)की 
श्रध्यक्षतामें भारतीय संविधान सभाने २६ नवम्बर 
१६४६ go को भारतका संविधान अधिनियम पास कर 
दिया । 

इस भ्रधिनियममें निर्धारित किया गया कि भारत 

सार्वभौम सत्ता-सम्पन्न लोकतांत्िक गणराज्य होगा और 
उसके राज्यक्षेत्रमें गवर्नरोंके ढवारा शासित प्रांत, देशी 
रियासतें तथा चीफ कपिश्नरोंके द्वारा शासित प्रांत 
सम्मिलित होंगे। संविधान ama भारतीय विधान- 
मंडलकी हैसियतसे कार्य करते हुए निर्णय किया कि 
भारतीय गणराज्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडलका सदस्य बना 
रहेगा | भारतीय संविधान सभाने जो संविधान तैयार 
किया था, उसमें wat एक निर्वाचित राष्ट्रपतिके 
अधीन संघात्मक लोकतांत्रिक गणराज्यकी स्थापना स्वी- 
कृत की गयी थी । इस संविधानको २६ जनवरी १६५० 


do को एक घोषणाके द्वारा स्वीकार किया गया और 
उसी दिनसे लागू कर दिया गया। उसीके उपलक्ष्यमें 
प्रतिषषं २६ जनवरीका भारतमें “गणराज्य दिवस” 
मनाया जाता है। 

भारतीय संवैधानिक सुधारोंकी रिपोर्ट-इसमें १६१७-१८ 
fo में नियुक्त भारतमंत्री एडविन मांटेग्यू तथा वाइ- 
सराय as चेम्सफोडकी सिफारिशें निहित थीं। १६१६ 
go का गवर्नमेण्ट op इंडिया tae इसी रिपोर्टपर 
श्राधारित था । इस ऐक्टमें केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान- 
मंडलोंका विस्तार कर दिया गया तथा द्वैध-शासन प्रणाली 
(दे०) के द्वारा प्रांदोंका प्रशासन आंशिक रूपसे उत्तर- 
द्वायी बना दिया गया। 

भारतोय सभ्यता और धर्मका विदेशोंमें विस्तार-वृहत्तर 
भारत” भारतके प्राचीन इतिहासका एक गौरवपूर्ण अ्रध्याय 
है । दूसरे देशोके साथ भारतका सम्पके प्रागेतिहासिक 
कालमें भी था । ऐतिहासिक कालमें देशके बाहर भार- 
aha संस्कृतिका प्रसार सबसे पहले तीसरे मोर्य gare 
अशोक (लगभग २७३ से २३२ ईसा-पूर्व ) ने किया, 
जिसने बौद्ध धर्म प्रचारकोंको पश्चिममें अफगानिस्तानके 
रास्ते फारस, सीरिया, मिस्र और मेसी डोनिया (मकदूनिया) 
तथा दक्षिणमें श्रीलंका तक भेजा | अ्शोकने aga श्रभि- 
लेखोंमें दावा किया है fe उसके धर्म-विजय संबंधी 
प्रयासोंके फलस्वरूप इन सभी देशोंमें बहुतसे लोगोंने बौद्ध 
धर्म श्रपनाया और उसने इन सभी देशोंमें मनुष्य और 
पशुओं दोनोंके लिए अस्पताल खुलवाये। अशोकका 
यह दावा सही था, इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। यूनानी 
इतिहासकारोंने इस बातका उल्लेख किया है कि ईसवी 
सनकी प्रारंभिक शताअ्दियोंमें भारतीय व्यापारी अपने 
जहाजोंपर सवार होकर विविध भारतीय बंदरगाहोंसे 
विदेश यात्रापर जाते थे और भ्रब सागर पार करके 
पश्चिमी देशोंके साथ व्यापार करते थे। उन्होंने सोकोत्रा- 
में aca उपनिवेश स्थापित किया था भौर रोम 
तथा उसके साम्राज्यके साथ उनका प्रगाढ़ व्यापारिक 
संबंध था। 

लगभग इसी समय, विशेष रीतिसे कृषाणोंके शासन 

कालमें बौद्ध धर्मका भारतसे बाहर मध्य एशियामें प्रसार 
हुआ भौर ताशकद, खोतन भौर यारकंद भारतीय संस्क् ति- 
के केन्द्र बन गये | गोमति-विहार भ्रौर कूचा या कूची 
नगर भारतीय संस्कृतिके सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । 
सर झआरेल aa गवेषणाझ्रोंके फलस्वरूप एशियामें 
भारतीय संस्कृतिके भनेक अवशेष *प्राप्त हुए हैं। मध्य 


2336 


३३६ 


भारतीय सभ्यता और धर्मका विदेशोंमें विस्तार-भास 





एशियासे भारतीय बौद्ध धर्म और संस्क्ृतिका प्रसार ईसवी 
सन्‌ की प्रारंभिक-शताब्दियोंके दौरान चीनमें gar ate 
लगभग एक SAT वर्षोतक भारत तथा चीतके बी व घनिष्ठ 
सांस्कृतिक संबंध कायम रहे । भारी संख्यामें भारतीय 
बौद्ध भिक्षु चीन गये, वहाँ बसे तथा उन्होंने चीनी विद्वानों- 
की मददसे न केवल बौद्ध धर्म वरन्‌ ज्ञानकी विभिन्‍न 
शाखाओं, जैसे-व्याक रण, छंदशास्त्न, काव्यशास्त्र, कला 
और विहित्सः शास्त्रकी सैकड़ों पुस्तकोंका संस्कृतसे चींनी 
भाषामें अनुवाद किया। ये भारतीय भिक्षु संस्कृत भाषाके 
पंडित थे, aa: चीनी विद्वानोंने इनसे संस्कृत सीखी । 

इन बौद्ध भिक्षुश्रोंमें सबसे पहले sera मातंग और 
धर्मरक्ष ६७ ई०के आस-पास चीन गये थे । इनके अलावा 
चीन जानेवाले अन्य कई भारतीय भिक्षुओ्रोंके नाम 
चीनी इतिहास -प्रंथोंमें सुरक्षित हैं। इनमेंसे कुछ प्रमुख 
हैं--कुमा रजीव (४०१-१३ ई०), बोधिधर्म (लगभग 
५२०-६ Fo) गुणवर्मा (४२४-६ ० ई०) और अ्रमोघ- 
aa (७४६-७४ fo) । इसी तरह बौद्धधर्मके पवित्न 
ग्रंथोंकी खोजमें और बौद्ध तीर्थोंकी यात्रा करनेके लिए 
चीनी भिक्षु भी भारी संख्यामें भारत श्राये । वे वापसी- 
में अपने साथ सैकड़ों संस्कृत ग्रंथ चीन ले गये और उनका 
चीती भाषामें भ्रनुवाद किया । भारत आनेवाले चीनी 
यात्रियोंमें सबसे afar प्रसिद्ध फाहियान और हाएनत्सांग 
हैं, जो क्रमशः ईसवी सनकी ५ वीं और ७ वीं mania 
भारत श्राये थे। इस श्रावागमनके फलस्वरूप बौद्ध धर्मका 
महायान रूप चीनियोंमें इतना श्रधिक प्रचलित हो गयः 
कि ag वस्तुतः चीनका राष्ट्रीय धर्म बन गया । चीनसे 
बौद्ध at ate भारतीय संस्कृति कोरिया पहुंची ate 
कोरियासे जापान । 

बौद्ध ater नेपाल और तिब्बतमें भी प्रसार gat 
भारतीय बौद्ध भिक्षुओंमें पद्मसंभव और अतिशा दीपंकर 
श्रीज्ञान (१०४२-५४ ई०)के नाम तिब्बतवासी art 
भी बहुत श्रद्धाके साथ लेते हैं । पदुमसं भव भ्राठवीं शताब्दीके 
मध्यमें तिब्बत गये और वहाँ लामा धर्मकी स्थापना की। 
तिब्बतने भारतीय धर्म ग्रहण करनेके साथ-साथ उसकी 
लिपिको भी ग्रहण किया । 

श्रीलंकामें अशोकके धर्म प्रचारकोंको भारी सफलता 
मिली द्वीप-वासियोंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और 
श्रीलंका शीघ्र ही बौद्ध संस्कृतिका केन्द्र बन गया। यहीं 
बौद्ध त्रिपिटकोंको पहली बार लिपिबद्ध किया गया । 

भारतीय संस्कृति तथा हिन्दू एवं ate धर्मका असार 
श्रीलंकाके अ्रतिरिक्त wat, मलग्र प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा 


(यबद्वीप) और मलयद्वीपसमूह तथा वहाँसे उत्तरकी ओर 
eam, कम्बूज (कम्बोडिया) और श्रनाममें भी हुआ । 
इन देशोंमें केवल भारतीय भिक्षु और व्यापारी ही नहीं 
पहुंचे, वरन्‌ भारतीयोंने वहाँ at उपनिवेश wr बसाये, 
जिनपर हिन्दू राजा शासन करते थे। इन राज्योंके 
शासक अपनेको भारतके क्षत्रिय राजाओ्रोंका वंशज बताते 
थे। इन राज्योंमें चम्पा (आधुनिक भ्रनगाम और हिन्द 
चीन), कम्बुज (जो aa कम्ब्र.डियाके नामसे जाना 
जाता है), और सुधात्ामें श्रेविजय राज्य, जिसकी राज- 
धानी परंबनम थो, उल्लेखनीय थे। ये हिन्दू राज्य 
ईसवो तीसरी शताब्द,से बारहवीं शताब्दी तक खूब फले- 
फूले । इनके राजा या तो हिन्दू या फिर बौद्ध ad 
अनुयाय॑; थे । उन्होंने सस्कृत भाषामें अपनी प्रशास्तियां 
लिखवायी हैं। उन्होंने शिव, ब्रह्मा we बुद्धके साथ- 
साथ ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्मके wer देवी-देवताओ्ोंकी 
मूर्तियां स्थापित कीं wit अनेक भव्य मंदिरोंका निर्माण 
कराया । 
इन मंदिरोंमें जावाके बोरोबुदूर और प्रापात्राण मंदिर 
तथा कम्ब.डियाके अंकोरवटके मंदिर आज भी अपने 
समस्त sor वैभवके साथ विद्यमान हैं। ये मन्दिर दक्षिण- 
पूर्व एशियामें हिन्दू सभ्यताक़ी महान उपलब्धियोंके ज्वलंत 
प्रतोक हैं । चम्प्रा राज्य अनामवासियोंके हमलोंके कारण 
१४७१ Lo नष्ट हो गया। कम्बुजका पतन भी लगभग 
इसो समय स्प्रामको शक्तिके प्रदुर्भावके साथ हुआ और 
मलप्र-द्वं पसमू हका हिन्दू राज्य एक शताब्दी पहले वहांके 
न्लंतिम शासक द्वारा इस्लाम-धर्म ग्रहण कर लेनेके कारण 
समाप्त हो गया । तथ्थ यह है कि Arad शताब्दोमें 
भारतपर मुसलमान की विजयके बाद दक्षिण-पूर्व एशिया- 
की ओर भारतीयोंका प्रसार बंद हो ग्या और दोनों 
क्षेत्रोके बच संपक ze गया। दक्षिण-पूर्व एशियाके 
देश इसके बाद शताब्दियों तक पुर्तेगालियों, फ्रांसीसियों 
और SAF TIT शिकार रहे । (आर० सी, AAR 
बार Ga चम्पा एण्ड स्वर्णहीय, बो० आर० चटर्जी Sa 
इण्डियन इन्फ्लुएंस आन कग्बोज, डी० जी० Fo हाल 
ga fest are साउथ ईस्ट एशिया, सर ए० स्टोन 
Ba ऐंशियेण्ट खोतान, इनरमो।स्ट एशिया, Sea आफ डेजर्ट 
% थे ।) 
भास-प्रर्थ शास्त्रके लेखक कौटिल्यका पूर्वेवर्ती संस्कृत" 
नाटककार विश्वास किया जाता है कि उसने “are दत्त 
“प्रतिमा! और स्वप्न-वासवदत्ता' sof तेरह नाटकोंकी 
रचना की थी। स्वप्रवासवदत्तामें शैशुताग वंशी राजा 


234 

भास्कर पण्डित-भितरी 
दर्शक (लगभग ४६७ ई० पू०)का उल्लेख है। इन 
नाटकोंका, जिनका बादके युगोंमें छोप हो गया था, 
बीसवीं was आरम्भमें केरलीय गणपति शास्त्रीने 
पता लगाया | (गणपति शास्त्री : दि ड्रामाज आफ़ भास 
तथा इंडियन एन्टीवबरी, १९१६, पृष्ठ १८६९-९५) 

भास्कर पण्डित-मरराठा शासक रघुजी भोंसलाका सेतापति, 
जिसने १७४३-४५ Got तवाब श्रलीवर्दी ais शासन 
कालमें बंगालपर श्राक्रमण किया | खुली लड़ाईमें उसका 
मुकाबला करनेमें असमर्थ होनेपर दवाव अलीवर्दी खाँने 
भास्कर पंडितकों कासिम बाजा+के निकट मानकड़ाहमें 
एकांतमें मिलनेके लिए बुलाया और वहां उत्की हत्या 
करवा दो । लेकिन भास्कर पंडितकी हत्या से मराठोंकी 
चढ़ाइयाँ बंद नहीं हुई । Kaa: १७५१ ०में उड़ीसा सौंप 
कर तथा बारह लाख रुपये वाषिक चौथ देना स्वोकार 
कर नवाबको मराठोंके साथ सन्धि करनी पड़ी । भास्कर 
पंडितके आाक्रमणोंसे बंगालमें ग्रत्यधिक ara फैल गया 
था और उसके बारगीरों (स्वयंसेवक अश्वारोही 
सैनिकों )की लूटमारकों आज भी बंगालके लोग याद 
करते हैं। (सरकार-हिस्ट्री आफ बंगाल, भाग दो, पृष्ठ 
४५४५-६१) 

भास्कर वर्मा-क्रामहूप (झ्रासाम)के भ्रारम्भिक राजाझ्रोंमें 
सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त, जिसने लगभग ६०० से ६५० Fo 
तक शासन किया । ईसाकी चौथी शताब्दीमें यह पुष्यवर्मा 
द्वारा स्थापित राजवंशका अन्तिम किन्तु सर्वाधिक महान्‌ 
शासक था। इसका उल्लेख ब्राणके हर्षचरित' और 
होनत्सांगकी “ट्रैवल्स एण्ड लाईफ” में हुआ है। निधानपुर 
ताम्र दानपत्रमें भी उसका कीतिगान है, जिसमें समयका 
कोई निर्देश नहीं किया गया है, ६४६ ई०में हर्षवर्धनकी 
मृत्यु हो जानेके उपरान्त ही कदाचित्‌ उसे जारी किया 
गया था। बाण तथा होनत्सांगते भास्कर वर्माका 
उल्लेख कुमार के नामसे किया है। उसकी ह॒षवर्धनके 
साथ एक संधि हुई थी। यह संधि कदाचित्‌ बंगालके 
राजा शशांक (दे० ) की शक्तिको रोकनेके लिए की गयी 
थी । लेकिन इस बातका कहीं उल्लेख नहीं है कि उन्होंने 
कभी मिलकर शशांकपर प्राक्रमण किया था। यह तथ्य 
कि भास्कर वर्माने निधानपुर दानपत्न कर्णसुबर्ण-स्थित 
शिविरसे जारी किया था, जिसकी पहचान मुशिदाबाद 
स्थित रंगमाटीसे की गयी है, निश्चितरूपमें सिद्ध करता 
है कि किसी समय उसने कामरूप राज्यकी सीमा बंगाल- 
में मुशिदाबाद जिले तक प्रसारित कर दी थी | 

ag बिद्वानोंका संरक्षक था । यद्यपि बह व्यक्तिगत 


RR 


३३७ 
रूपमें सनातनी हिन्दू धर्म मतावलम्बी था तथापि उसने 
अपने दरबारमें बौद्ध चीनी यात्री ह्येनत्सांगको आ्रामंत्रित 
क्रिया ate उसका बड़े सम्मानके साथ स्वागत किया था। 
ब्रादमें सम्राट्‌ हषवर्धंतके meat भास्कर वर्मा राज- 
महलके निकट स्थित हष॑वर्धनके शिविरमें चीनी यात्रीके 
साथ-साथ गया था और वहांसे अपने मित्र समाट्की 
सभाझ्रोंमें कन्‍्तौज और -प्रयागमें सम्मिलित हुम्ना । वह्‌ 
हष॑की मृत्यु (६४८ ई) के बाद कई वर्ष जीवित रहा, 
और चीनी वृत्तांतोंके अनुसार समस्त पूर्वी भारतका स्वामी 
बन गया । चीनी राजदूत वांग हयुए नत्सेने जब ह्षके सिंहा- 
सन पर श्रधिकार कर लेनेवाले उसके मंत्री अर्जुनको दंड 
देनेके लिए sate पर आक्रमण किया, तब भास्कर 
वर्माने साज-सामान देकर उसकी पर्याप्त सहायता की थी । 
भास्कर वर्मा नि:सन्‍्तान था | उसकी मृत्यु ( ६५० Fo) 
के उपरान्त कामरूप राज्यपर नये सालस्तम्भ राजवंश- 
का शासन स्थापित हो गया । (के० बरआ-अलों feet 
आफ कामरूप; To भट्टाचार्य-कामरूप शासनावली 
तथा एस० भट्टाचायं-डेट आफ दि निधानपुर प्रान्ट, 
aie आफ इंडियन हिस्ट्री-जिल्द ३१, अगस्त, १९४३, 
पृष्ठ १९१२-१७) 

भास्कराचार्य-ख्यातिप्राप्त गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य, 
जन्म १११४ ई०में दक्षिण देशवर्ती सहयाद्वि sees 
पादमूलमें स्थित बीजापुरमें ॥ उनके पिता चूड़ामणि 
महेश्वर भी ज्योतिषी थे, जिनसे उन्होंने गणित और 
खग्रोल-शास्त्र सीखा । छत्तीस वर्षकी भ्रल्पावस्थामें उन्होंने 
अपनी प्रसिद्ध रचना 'सिद्धान्तशिरोमणि! लिखी। यह 
पुस्तक दो भागोंमें विभाजित है-अंकगणित तथा बीज- 
गणित, प्रथम भागको लीलावती भी कहते हैं 1 यह पुस्तक 
पद्यमय है और दर्शाती है कि गणित विज्ञानमें हिन्दुधोंने 
कितनी उन्नति की थी । (एच० बनर्जी-लीलावती तथा, 
Wo बी० दत्त-कन्ट्रीब्यूशन्स आफ fe targa दू संथमटिक्स ) 
भितरी-बना रससे पूर्व गाजीपुर जिलेमें स्थित । यहाँ पाँचवें 
- गुप्त सम्राट्‌ HRT (४४५५-६७ Fo) ने एक 
स्तम्म निर्मित कराया था जिसके शीर्षपर विष्णुकी मूर्ति 
थी। मूर्ति wa लुप्त हो चुकी है, लेकिन स्तम्भ aa भी 
खड़ा है और इस पर संस्कृतमें एक विस्तृत अभिलेख 
भ्रंकित है। अभिलेखमें स्कन्दगुप्तकी वंशावली तथा 
पुष्यमित्नों तथा got हुए agter at विवरण है। 
प्रभिलेखके अनुसार स्कन्दगुप्त कुमारगुप्त प्रथम ( ४१३- 
५५ ई०) का पुत्र और उत्तराधिकारी था। १८८६ ई० 
में कुमारगुप्त द्वितीयकी एक मोहर भितरीमें मिली थी। 





229 

RRs 
इस मोहर पर स्कन्‍्दगुप्तका कोई उल्लेख नहीं है भ्रौर 
पुरगुप्तको कुमा रगुप्त प्रथमका पुत्र तथा उत्तराधिकारी 
बतलाया गया है। भितरीमें प्राप्त अभिलेख तथा मोहर- 
की परस्पर प्रतिकूल बातोंका समाधान करनेके लिए az 
saat किया जाता है कि पुरणुप्त स्कन्दगुप्तका 
सौतेला भाई था श्र वह स्कन्दगुप्तकी मृत्युके उपरान्त 
सिहासनारूढ़ हुआ था। (फ्लीट-गुप्ता इंसक्रिपशन्स, नम्बर 
१३; बनर्जी-क्रॉनालोजी आफ दि लेट हम्पीरियल गुप्ताज, 
अनल्स आफ भण्डारकर रिसर्च इंस्टीच्यूट, जिल्द १, 
भाग १, १९१९ तथा रायचौधरी० To ५७२-८५) 

भिन्नमाल-उत्त र गुजरातके निकट पुरानी सिरोही रियासत- 
में स्थित एक प्राचीन नगर । गुजर प्रतिहारोंके काल 
( नवीं शताब्दी )में यह शासनका प्रमुख केन्द्र था। 

भिल्सा-प्राचीन नगर विदिशाका भ्राधुनिक नाम। इसके 
निकट कुछ स्तूपोंके waa हैं जिन्हें जनश्रुतियोंके श्रनु- 
सार भ्रशोक द्वारा स्थापित बताया जाता है। मुसलमानों- 
के जमानेमें यह फूलता-फलता नगर था। यहाँ एक 
किला था जिससे मालवा प्रदेशमें भिलसा सामरिक 
महत्त्का स्थान माना जाता था। इस पर सुल्तान 
इल्तुतमिशने १२३४ ई० में कब्जा कर लिया था । पश्चात्‌ 
१२६२ ई०में इस पर अलाउद्दीतनका कब्जा हो गया 
झौर इसके फलस्वरूप उसके लिए दक्षिण भारतपर 
चढ़ाई करनेका मार्ग प्रशस्त हो गया । 

भीतरगांव-उत्तर प्रदेशके कानपुर जिलेमें अवस्थित, जहाँ 
गुप्तकालका एक मन्दिर है। इसे चन्द्रगुप्त द्वितीयके 
कालका बताया जाता है। इस मन्दिरकी मृन्मय मूर्तियाँ 
दृष्टव्य हैं। यह मंदिर गुप्त-कालीन कला और वास्तु- 
रचनाकी भव्यताका उत्कृष्ट नमूना है। 

भीस अथवा भीमसेन-महाभारतकी कथाग्रोंके नायक पाँच 
पाण्डव राजकुमारोंमें दूसरा | पाण्डुके पाँचों पुत्रों में शारी- 
fea दृष्टिसे यह सबसे श्रधिक बलवान था और महा- 
भारतमें इसके शक्ति-प्रदर्शनकी wae घटनाएँ वर्णित हैं। 

भीम-कवर्त जातिमें उत्पल्त श्रौर दिव्योक श्रथवा दिव्य 
(दे०)का भतीजा एवं उत्तराधिकारी । उसने बंगालके 
राजा महीपाल द्वितीयके विरुद्ध विद्रोहका नेतृत्व किया 
और उत्तरी बंगालमें स्वाधीन राज्यकी स्थापता की | भीम- 
का शासन थोड़े ही समय रहा, क्योंकि महीपालके छोटे 
भाई रामपालने १०८४ ई०में उसका राज्य छीन लिया | 

भीस-उद्भाण्डपुरके हिन्दू शाहीय वंशका चौथा राजा । 
उसकी दौहिलत्नी ( पुत्रीकी पुत्री ) कश्मी रकी ख्यातिप्राप्त 
रानी fagar थी । उसके शासनकालमें गजनीका सुल्तान 


भ॒िन्नमाल-मुहृयाँ 

सबुक्तगीन (६७७-६७ ई०) काफी शक्तिशाली हो ग्रया । 
उसके राज्य-प्रसारको रोकनेमें भीमका उत्तराधिकारी 
जयपाल विफल रहा । 

भीमदेव प्रथम-गृजरातके VEIT अ्रथवा सोलंकी वंशका 
राजा | उसके शासनकालमें महमूद गजनवीने सोमनाथ- 
के शिव-मन्दिरपर श्राक्रमण किया और राजा उसको 
रोकने तथा मन्दिरकी रक्षा करनेमें असफल रहा। 
महमूद गजनवीने १०२५ ई० में मन्दिरकों नष्ट कर 
दिया । उसके लौट जानेपर राजा भीमने पुराने मन्दिरके 
स्थानपर, जो ईटों और लकड़ीका TAT gar था, TAT 
का नया मन्दिर बनवाना शुरू कर दिया | 

भीमदेव द्वितीय-गुजरातके सोलंकी gaa चालुक्यवंशका 
पश्चात्कालीन राजा, जिसने ११७८ ईं० में शहाबुद्दीन 
मुहम्मद गोरीके श्राक्रणणको विफल कर दिया। इस 
विजयके फलस्वरूप पूरा गुजरात एक शता«्दीसे अधिक 
समय तक मुसलमानोंके श्रधिकारमें जानेसे सुरक्षित 
रहा । इतनेपर भी भीमदेवकी राजछ्ानी भ्रन्हिलवाड़ पर 
कुतुब॒द्दीनी ११६७ Fo में आक्रमण ale लूटमार कर 
ही डाली | भीमदेव द्वितीय उन गिने-चुने हिन्दू राजाशों- 
में से एक था जो कुछ समय तक भारतमें मुसलमानोंकी 
प्रगति रोकनेमें समर्थ हुए थे । 

भीमसेन-एक हिन्दू इतिहासकार, जो औरंगजेब (१६५६- 
१७०७ fo) के शासनकालमें विद्यमान ari उसने 
फारसीमें “नुस्खा ए दिलकुशा' नामक ग्रंथ लिखा है। 
उसका जन्म दक्षिणमें बुरहानपुरमें हुआ, aa: भीमसेन 
बुरहानपुरी कहलाता था। उसके ग्रंथसे देशकी आर्थिक 
स्थितिके बारेमें काफी जानकारी मिलती है। 

भील-भारतकी एक झ्रादिवासी जाति, जिसका उल्लेख 
वेदिक साहित्यमें निषादोंके eat feat गया है। ये 
लोग जो भाषा बोलते हैं, उसकी गणना आग्नेय भाषा 
परिवारमें की जाती है । 

भुइयाँ-पूर्वी बंगाल तथा arama छोटे-मोटे जमींदारोंकी 
पदवी ' उनकी संख्या बारह बतायी जाती है। यह 
जाति-बोधक शब्द नहीं है, वरन्‌ जमींदारोंके समूहका 
वाचक है। ये लोग इतने धनिक और शक्तिशाली हो 
गये थे कि अर्धस्वाधीन शासकोंकी तरह ard करते थे 
ae एक दूसरेसे स्वतंत्र थे। पूर्वी बंगालमें ढाका, 
ममनसिंह, फरीदपुर, बरिसाल तथा कोमित्ला जिलोंके 
बड़े भागपर उनका अधिकार था। आसाममें उनकी 
जमींदारियाँ ब्रह्मपुत्न नदीके दोनों तटोंपर पश्चिममें 
कामता राज्य ate पूर्वमें चुटिया राज्यके बीचके क्षेत्र 


32१ 
लि न कि Se 3 3 eg ee बह: 


में विस्तृत थीं। बंगालमें सोलहवीं शताब्दीमें apa 
उनका दमन किया । श्रासाममें पहले तो राजा नरनारा- 
यण (१५४०-५४) ने उनको वशमें किया और बादमें 
उनकी जमींदारियाँ अहोम शासकोंके राज्यमें विलीन कर 
दी गयीं। “भुइयाँ' शब्द am और बंगालमें अंब 
सामान्य पारिवारिक पदवी मात्र रह गयी है और इसका 
प्रयोग जाति-धर्मके भेदभावक्रे बिना होता है। (जे० 
एन० सरकार-हिस्ट्री आफ बंगाल, wos दो तथा गेट- 
हिस्ट्री आफ आसास ) 

भुक्ति-गुप्त साम्राज्ययी एक प्रशासकीय इकाई। 
इसका प्रयोग सामान्यतः sider बोध करानेके लिए 
होता था। एक भुक्तिको अनेक विषयों अ्रथवा मंडलोंमें 
बाँटा जाता था । भुक्तिके शासकको 'उपरिक” अथवा 
“उपरिक महाराज” कहते थे । 

भुवनेश्वर-उड़ीसाका एक प्राचीन नगर, जो अब 
इसकी राजधानी है। यहाँ प्रारम्भिक कलिंग शेलीके 
मंदिर-वास्तुके कुछ उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं, उदाहरणार्थ 
लिज्भराज और राजरानीके मन्दिर, जिन्हें कड़ा अथवा 
केसरीवंशके राजाभ्रोंने बनवाया था। (ato डी० 
बनर्जो-हिस्ट्री आफ उड़ीसा, जिल्द एक) 

भूटान-पूर्वी हिमालयमें एक स्वाधीन राज्य, जो तिब्बत 
ait भारतके बीच स्थित है। इसकी सीमा भारतके 
साथ लगभग दो सौ मील तक फंली हुईं है। इसके पूर्व- 
में अबोर और मिशमी जनजातियोंका निवास है और 
पश्चिममें सिबिकम भ्रवस्थित है। यह पर्वतीय प्रदेश है 
जिसे सहजरूपमें तीन anna afer जा सकता है; 
दक्ष्ण्णी भाग जो भारतसे wer garg, पर्वतीय है और 
यहाँ भारी वर्षा होती है। मध्य भाग घाटियोंका प्रदेश 
है और वर्षा मामूली होती है। इसमें कृषि सम्भव 
है। इसी क्षेत्रमें श्रधिकांश लोग रहते हैं। उत्तरी भाग 
पव॑तोंसे प्राच्छादित है । इसके कुछ शिखर २४००० फुट 
तक ऊंचे हैं। इस क्षेत्रमें न तो मनुष्योंका निवास है और 
न कृषि ही होती है। भूटानमें भ्रनेक नदियाँ बहती हैं, 
जिनमें मानस, तोरसा और संकोशसे भारतीय भली- 
प्रकारसे परिचित हैं। लकड़ीके बहुमूल्य लद्ठे यहाँ 
बहुतायतसे तैयार होते हैं श्रौर वन्य-पशुझ्ों जैसे हाथी, 
Hat, बाघ, तेन्दुआ HIT अरनाभेंसाका यह घर है । 

भूटान नाम भारतीय शब्द भोटान्तका प्रपश्नंश है, 

जिसका प्रथ॑ है भोट देश भश्रर्थात्‌ तिब्बतका श्रन्त | यहाँ- 
के बहुसंख्यक लोग जिन्हें भोटिया कहते हैं, तिब्बती मूल- 
के हैं और वे बौद्धधर्मके उस.रूपको मानते हैं जो बहुत 


३३९ 





कुछ तिब्बतके ames मतसे मिलता-जुलता है। 
तिब्बतकी तरह भूटानमें भी पुरोहितोंको 'लामा' कहते हैं। 
areas सम्वन्धमें विश्वास किया जाता है कि उनके 
पास अलौकिक शक्ति होती है, wa: लोग उनका आदर 
करते हैं और उनसे भयभीत भी रहते हैं। भूटानमें 
armed व्यवस्था है। सारी सत्ता नौ सरदारों पेल्लेपों- 
के हाथमें है जो पैंतालीस मकानोंमें, जिन्हें Git कहते हैं, 
रहते हैं और सशस्त् अनुचर रखते हैं | राजा पूरे देशका 
प्रधान होता है और सिद्धान्तः उसका निर्वाचन परिषद्‌ 
करती है, freq व्यावहारिक रूपमें सरदारों (पेन्लेपों) में 
जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है उसीके द्वारा az 
मनोनीत किया जाता है। १६०७ ई० से भूटानका 
राज्यपद पश्चिमी क्षेत्रके drag (सरदार) के परिवारमें 
पुश्तैनी हो गया है 1 

भूटानके प्रारम्भिक इतिहासके बारेमें बहुत कम 
जानकारी है । कहा जाता है, भारतमूलक कुछ राजाओओं- 
नें भूटानमें नवीं शताब्दी तक शासन किया था | उसके 
बाद तिब्बतियोंने उन्हें बाहर निकाल दिया। किसी 
मुसलमान शासकने भूटानपर कभी शासन नहीं किया । 
ब्रिटिश-भारतके साथ इसका सम्बन्ध १७७२ ई० में उस 
समय कायम EAT, जब एक भूटानी सेनाने कूच-बिहारपर 
आक्रमण किया और राजाको ard} बना कर ले गयी । 
तत्कालीन गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिग्सने एक सैन्यदल 
भेजा, जिसने आक्रमणकारियोंको ate दिया श्रौर १७ ७४ 
SoH संधि gir वारेन हेस्टिग्सने वाणिज्य सम्बन्ध 
विकसित करनेके लिए १७७४ ० में जाजं बोग्ले तथा 
तत्पश्चात्‌ deans टर्नरको राजदूतके रूपमें भूटान 
भेजा, लेकिन दोनों ही श्रेंसफल रहे । १८२६ ई० में 
आसामपर ब्रिटिश भारतका कब्जा हो जानेपर ही घनिष्ठ 
सम्बन्ध कायम हो सका। कैप्टन राबर्ट पेस्बर्टनका 
दूतमंडल year ga बातके लिए राजी करनेमें 
विफल हो गया कि वह दारंग जिला स्थित दुआर क्षेत्र 
भारतको anita कर दे। भूटानने इसपर गैरकानूनी 
ढंगसे १८४१ Foe कब्जा कर लिया ari ब्रिटिश सरका र- 
ने भूटानको एक हजार रुपये aay सहायता उस समय 
तक देना स्वीकार किया था जब तक कि दरार क्षेत्रमें 
शांति कायम रहती है। लेकिन भूटानियोंके श्राक्रमण 
इतनेपर भी बन्द न हुए और १८६३ ई०में भूटान TT 
कारने ब्रिटिश राजदूत सर ऐशले ईडेनके साथ दुर्व्यवहार 
किया, परिणामस्वरूप १८६५ fot ब्रिटिश सेनाने 
भूठानपर प्राक्रमण कर दिया । पहले तो ब्लिटिश सेना 


2५० 
३४० 


भूति वर्मा-भूमि व्यवस्था 





देवनागिरिकी लड़ाईमें पराजित हो गयी, किन्तु बादमें 
उसने भूटानियोंकों परास्त कर feat) उन्हें बंगाल और 
श्रासामका सम्पूर्ण ant (तराई ) क्षेत्र श्रंग्रेजोंको 
सौंप कर संधि करनेके लिए बाध्य किया गया, इसके 
बदलेमें उतको वाधिक श्राथिक सहायता देना स्वीकृत 
हुआ । उसके बादसे भूटान भ्रौर भारतका सम्बन्ध 
घत्िष्ठ होता गया। १९६१० ई०में यह समझौता हुश्रा 
कि वेदेशिक मामलोंमें भूटान सरकार ब्रिटिश भारत 
सरकारकी सलाहके भ्रनुसार चलेगी और भूटानके sa 
fee प्रशासनमें ब्रिटिश भारत सरकार कोई हस्तक्षेप 
नहीं करेगी । वाधिक भत्ता भी बढ़ाकर एक लाख रुपया 
कर दिया गया । 
इस संधिके बाद ही चीनी सरकारने दावा किया 
कि भूटान उसका करद राज्य है। लेकिन भारतकी 
ब्रिटिश सरकारने चीनको सूचित कर दिया कि भूटान 
स्वतंत्र राज्य है और उसकी वैदेशिक नीति भारतीय 
ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित होती है, जो भूठानके 
मामलोंमें किसी प्रकारके चीनी हस्तक्षेपकों सहन नहीं 
करेगी । 
स्वाधीन हो जानेके उपरान्त भारतने भूटानके साथ 

नयी संधि की, जिसके द्वारा उसकी वाषिक झराथिक सहा- 
यता बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दी गयी, देवनगिरि- 
का क्षेत्र भूटाननो सौंप दिया गया। इसके बदलेमें 
भूठानने वचन दिया कि उसके वैदेशिक सम्बन्ध पूर्ववत्‌ 
भारतके परामर्शसे ही संचालित होंगे। ( रोनाल्‍डशे- 
area आफ दि थण्डरबोल्ट तथा सर चार्ल्स बाल- 
fede, पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट ) 

भूति वर्मा-महाभूति वर्मा भ्रथवा भूतवर्मा भी सम्बोधित 
किया जाता है। कामरूपके पुष्यवर्मा द्वारा प्रवर्तित राज- 
वंशका afar राजा, जिसने शताब्दीके मध्यमें शासन 
किया |. वादगंगा चह्मान शिलालेखके भनुसार, जिसपर 
गुप्त युगकी तिथि अंकित कही जाती है और जो ५५४ 
Soh समकक्ष है, भूतिवमनने अ्रश्वमेध यज्ञ किया था। 
इससे प्रकट होता है कि उसने गुप्तोंके अधि राज्यका परि- 
त्याग कर दिया था। उसने भारी संख्यामें बआ्ह्मणोंको 
कौशिकी नदीके निकट चन्द्रपुरी परमनेमें पढे लिखकर 
भूमि प्रदान की, जिनका उसके उत्तराधिकारी भास्कर- 
वर्माने नवीनीकरण किया। ( एफ० आर० ए० एस० 
आठ, पृष्ठ १३८-१३९ तथा दस, पृष्ठ ६४-६७;. भट्टा- 
चार्य-कासरूपशासनावली, पृष्ठ २७ ) 

भूमक-महाराष्ट्रमें क्षहररात कुलका पहला क्षत्रप, जिसकी 


राजधानी नासिक थीं। उसके शासनका पता केवल 
सिक्‍कोंसे चलता है, उसका वास्तविक समय निश्चित 
नहीं है। अनुमानसे ag ईसाकी प्रथम शताब्दीके are. 
म्भिक qatar निर्धारित किया गया है। 
भूमिकर-देखि ये, 'मालगुजारी  । 
भूमि व्यवस्था-भारतके अलग-भ्रलग भागोंमें यह aaa 

अलग प्रकारकी है। भारतीय THA शासनकालमें 
किसानोंको किन शर्तोपर भूमि-खेती करनेके लिए दी 
जाती थी, इसका ठीकसे पता नहीं है। मुसलमानी 
शासनकालमें प्रकब रसे पूर्व भूमि-व्यवस्थाका कोई सुनि- 
श्चित रूप नहीं था। aaa सीधे taza (किसान) से 
मालगुजारीकी वसूलीका बंदोबस्त किया, इसलिए ag 
“रैयतवारी व्यवस्था” कहलायी । रैयतको नकद भ्रथवा 
उपजके रूपमें भूमिकर अदा करनेकी छूट थी, यद्यपि 
उसे नकद भुगतान करनेके लिए प्रोत्साहित किया जाता 
परंतु भ्रठारहवीं शताब्दीमें, जब मुगल बादशाहोंकी शक्ति 
उत्तरोत्तर क्षीण होने लगी, भूमिकरकी वसूलीका ,कार्य 
वंशगत बन गया ate किसानोंसे भूमिकरकी वसूली, जो 
एक सरकारी ater ar, श्रधिकार माना जाने लगा 
और भूमिकरकी वसूली करनेवाला अपनेको भूमिका 
मालिक श्रथवा 'जमींदार' समझने लगा। इस प्रकार उसने 
ag अधिकार प्राप्त कर लिया, जो उसे पहले कभी नहीं 
प्राप्त था । 

मुगलोंके उत्तराधिका रीके रूपमें अ्ंग्रेजोंने विशेष रूप- 
से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसामें कुछ दुभ ग्यिपूर्ण प्रयोगों- 
के बाद जमींदारोंको जमीनका मालिक स्वीकार कर लिया 
और स्थायी बन्दोबस्त कर दिया, जिसके stata जमीं- 
दारोंको इस शर्तपर जमीनका' मालिक मान लिया गया 
कि वे सरकारको प्रतिवर्ष एक निश्चित तिथिपर माल- 
गुजारी war कर दिया करें | यह मालगुजारी रैयतसे 
मिलनेवाले प्रनुमानित लगानका &० प्रतिशत होती थी। 
जमींदारोंको यह छूट दे दी गयी कि वे रैयतको जितने 
समयके लिए चाहें उतने समयके लिए काश्त करनेको 
दे दें | बादमें कानून बनाकर रैयतसे मनमाने तरीकेसे 
लगान बढ़ाते जाने तथा अनुचित रीतिसे बेदखली करनेके 
विरुद्ध उसको सुरक्षा प्रदान करनेकी कोशिश की गयी, 
परंतु उसको अपनी काश्तकी जमीनपर कोई मालिक्काना 
हक नहीं प्रदान किया गया | हाँ, यदि ag जमींदारको 
श्रतिरिक्त शुल्क अथवा धन देकर जमीन खरीद ले तो 
बात दूसरी थी । 

बंगाल, बिहार तथा उड़ीसामें सन्‌ १७६३ ई० में 


34 | 


भूमि व्यबस्था-भोज 


hal 





स्थापित यह जमींदारी व्यवस्था भारतंके स्वाधीनता 
प्राप्तिके बाद तक जारी रही। हालमें यह ध्यवस्था समाप्त 
करदी गयी है, परंतुआ भी जमीन जोतनेवालोंको जमीनपर 
मालिकाना हक देनेकी दिशामें कानून बनाया जाना' शेष 
है। (wa भ्रधिकांश राज्योंमें इस प्रकारके कानून बन 
गये हैं ।-सं ०) - 

दूसरी “रैयतवारी व्यवस्था' उन्‍नीसवीं शताब्दीके 
प्रारम्भमें मद्रास तथा बम्बई प्रांतोंमें जारी की गयी । 
इसके अंतर्गत सरकार सीधे रैयत भ्रथवा किसानसे बंदो- 
बस्त करती है, जो जमीनका मालिक बन जाता है। 
परंतु उसे यह मालिकाना हक थोड़े समयके लिए प्रदान 
किया गया था। बादमें यह समय तीस वर्ष निर्धारित 
कर दिया गया, जिसके बाद नयी पैमाइश करके नयी शर्तों- 
पर नया बंदोबस्त करनेकी व्यवथा थी। इस व्यवस्थाके 
अंतर्गत भूमिकी उपजकी ore मात्रा सरकारी भाग 
नियत की गयी। इस प्रकार इस व्यवस्थाके श्रंतगंत 
काश्तकारको केवल सीमित लाभ gat उसे निर्धारित 
अ्बधिके लिए भूमिकी सुरक्षा प्राप्त हो गयी, परंतु इसके 
लिए उसे श्रत्यधिक ऊँची दरपर भूमिकर देनेके लिए 
बाध्य होना पड़ा । 

तीसरी 'महालवारी व्यवस्था” उत्तर प्रदेशमें की 
गयी । इसके sata महाल (कई गाँवों) के sates 
बंदोबस्त किया गया भौर महालके सभी गाँवोंको सामू- 
हिक रूपसे मालगुजारीका देनदार बना दिया गया। 
महालके गाँवोंके मुखिया हर काश्तका रसे उसकी काश्तके 
आ्राधारपर उसकी देनदारी निर्धारित करते थे। इसके 
लिए जमीनकी सावधानीसे पैमाइश की जाती थी। महाल- 
वारी प्रथाके साथ-साथ उत्तरप्रदेशमें 'ताल्लुकदारी प्रथा' 
भी प्रचलित थी । इस प्रथाके प्रंतगंत ताल्लुकेदारको 
अपने ताल्लुकेका मालिक मान लिया गया atte श्रपनी 
रैयतपर उसे पूरा भ्रधिकार प्रदान किया गया। इस 
प्रथासें ate बंगालकी जमींदारी प्रथा saan स्थायी 
बंदोवस्तमें इतना ही भ्रंतर था कि ag स्थायी नहीं थी । 

पाँचवी 'मामलतदारों प्रथा” गुजरात तथा दक्खिनमें 

प्रचलित dt | इसके अंतर्गत मामलातदार प्रत्येक गाँवके 
देसाई saat पटेलसे तय कर लेते थे कि उनका गाँव 
कितनी मालगुजारीका देनदार है शर इसके बाद तय की 
गयी रकमकी वसूलीका भार उसके HIT छोड़ देते थे । 
धीरे-धीरे सारे बम्बई प्रांतमें मामलतदारी व्यवस्थाके 
स्थानपर रैयतवारी व्यवस्था लागू कर दी गयी | 

ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यमें विभिन्‍न प्रकारकी 


भूमि-व्यवस्थाका एक ही तात्पयें था और वह था सर- 
कार ae काश्तकारोंके बीच मध्यवर्तियोंको कायम 
रखना। इन मध्यवर्तियोंक्ों देशके भिन्‍त-भिन्‍न भागोंमें 
भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारा जाता था, ऐसे लोगों द्वारा 
एक प्रकारके सामंतवादी वर्गका निर्माण किया गया 
जिनके समर्थनपर सरकार टिकी हुई थी । स्वाधीनता 
प्राप्तिके बाद भारतीय गणराज्यने समाजवादी व्यवस्था- 
का निर्माण भ्रपना भ्ादर्श बनाया है, जिसके लिए सामंत- 
are सभी श्रवशेषोंका उन्मूलन श्रावश्यक है। किन्तु 
अभी तक समाजवादी आधारपर भूमिका, विशेषरीतिसे 
क्ृषि-्योग्य भूमिका वितरण करनेकी दिशामें बहुत थोड़ा 
कार्य हुआ है, ताकि भूमिको वास्तविक रूपसे जोतनेवाला 
व्यक्ति ही उस भूमिका मालिक हो जाय। (अरब इस 
दिशामें काफी प्रगति हुई है 1-सं०) 

भूगु-एक ऋषि, जिन्हें मानव-धर्मेशास्त्न अथवा मनुस्मृति- 
की रचनाका श्रेय दिया जाता है। इनका स्थितिकाल 
२०० ई० पू० से २०० ई० के बीच किसी समयमें माना 
जाता है । 

भुगुकच्छ-प्राक्‌ मौयंकालका एक महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह, 
बादके वर्षोंगे भी इसका महत्त्व बना रहा। इसका 
आधुनिक नाम भड़ौच है। 

भोंसला-उस परिवारका नाम, जिसमें शिवाजी sort 
हुए थे। इस परिवारकी एक शाखा बादमें नागपुरमें 
जाकर बस गयी ate भोंसलाराज परिवारके नामसे 
प्रसिद्ध हुईं । 

भोई राजबंश-ने १५४२-५६ Fo तक उड़ीसाका शासन 
किया | इस वंशका sade गोविन्द माना जाता है, 
जो उड़ीसाके पूर्ववर्ती शासक sate (१४६७-१५४० 
ई०) का मंत्री था। गोविन्द भोई भ्रथवा लेखकवर्गका 
था और उसका घराना इसी कारण भोई राजवंश 
कहलाया । इसमें केवल तीन राजा हुए, यथा गोविन्द, 
उसका पुत्र तथा Tear AT उनका शासन कैवल AEST 
रह वर्ष तक चला । 

भोग फुल-बौद्ध अनुश्ुतियोंके श्रनुसार वज्जीसंघमें सम्मि- 
faa था जिसकी राजधानी amet (दे०) थी। 
(सेक्रेड aaa आफ दि ईस्ट, खण्ड ४५, Jo ७१ का नोट) 

भोगबर्मा-कन्नौजका एक मौखरि सामन्‍्त । उत्तरकालीन 
गुप्त TMS आदित्यसेन (७७२-७३ ई०) की gate 
इसका विवाह हुआ था, फलस्वरूप यह अपने इवसुरका 
सहायक बन गया । (राय चौधरी० पृष्ठ ६१०) 

भोज-प्राचीन साहित्यमें इसका प्रयोग तीन प्रथोंमें हुआ 


Ge 


है; प्रथम शासकीय पदवीके रूपमें, जो दक्षिणके gat 
भिपिक्त राजाओंके लिए प्रयुक्त होती थी, द्वितीय जनपद- 
के रूपमें, जेसा कि अशोकके शिलालेख संख्या १३ में 
प्रयुक्त हुआ है जो कदाचित्‌ बरारमें था; और तीसरे, 
व्यक्तिवाचक संज्ञाके रूपमें, जेसा कि कन्नौज और मालवा- 
के अ्रनेक राजाश्रोंका नाम था । 

भोज प्रथम-कन्नौजका गुजर प्रतिहरवंशन राजा, जिसने 
पचास वर्ष (८५४०-६०० Fo) पर्यन्त शासन किया। 
उसका gaara मिहिर था और भोज कुलनाम waar 
उपनाम । ag अत्यधिक प्रतापी शासक था और उसका 
राज्य उत्तरमें हिमालय, दक्षिणमें नर्मदा, पूर्वमें बंगाल 
और पश्चिममें सतलज तक विस्तृत था, जिसे सही भ्रथों- 
में साम्राज्य कहा जा सकता था | भोज प्रथम विश्लेषहप- 
से frond वाराह अवतारका उपासक था, Wa: उसने 
अपने सिक्‍्कोंपर भ्रादि-वाराहको उत्कीर्ण कराया था । 
वह वीर सेनानी था, जिसने अरबोंको न केवल सिंधमें 
ही रोक रखा, वरन्‌ कश्मीरके राजा शंकरवर्मा, भड़ोचके 
राष्ट्रकूट राजा ध्रुव तथा बंगालके पाल राजाओ्रोंके साथ 
अनेक युद्ध किये | 

सम्राट भोज श्रथम बड़ा विद्यानुरागी था। अरब 

यात्री सुलेमानने, जो उसके राज्यमें श्राया था, अपने 
विवरणमें लिखा है कि सम्राट्‌ भोज प्रथमके पास एक 
शक्तिशाली सेना है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अश्वारोही otc 
ऊँटोंकी बड़ी फौज शामिल है। ag mala वैभव-संपन्न 
राजा था और भारतमें कोई प्रदेश डाकुश्रोंसे इतना 
सुरक्षित नहीं था जितना उसका राज्य । इससे प्रकट 
होता है कि भोज प्रथम off कुशल प्रशासक था| 
(आर० ato मजूमदार -एज आफ इम्पोरियल कन्नौज, 
त्रिपाठी-हिश्ट्री आफ कन्नौज) 

भोज द्वितोय-भोज प्रथमका पौत्न, जिसने प्रतिहार राज्य- 
पर दो-तीन वर्ष (६०८-१० fo) at mer अवधि पर्यन्त 
ही शासन किया । 

भोज परसार-मालवाके परमार TAT पंवार वंशका 
यशस्वी राजा, जिसते १०१८-६० fo तक शासन किया 
था । उसकी राजधानी धार थी। उसने 'नवसाहसाक' 
श्र्थात्‌ “नव विक्रमादित्य/ पदवी धारण की ! जनश्रुति 
है कि उसने पुरुष्कों (तुकों) को भी पराजित किया । 
वह विद्याका पोषक, कवियोंका संरक्षक ak स्वयं भी 
बहुमु्ची विद्यनू था। उसने संस्कृतमें ore, भ्र॒लंकार, 
योगशास्त्र, गणित ज्योतिष तथा वास्तुकला आ्ादि विषयों- 
पर गंभीर पुस्तकें लिखीं थीं। उसने भोजपुरमें विशाल 





भोज प्रथम-मंगोल 


सरोवरका निर्माण कराया, जिसका क्षेत्रफल २५० वर्ग- 
मीलसे भी अधिक विस्तृत था। यह सरोवर पद्वहवीं 
शताब्दी तक विद्यमान था, जब उसके तटबन्धोंको कुछ 
स्थानीय शासकोंने काट fear) अपने शासनकालके 
अंतिम वर्षों उसे पराजयका श्रपयश भोगना पड़ा । 
गूजरातके चालुक्यराज तथा चेदि-तरेशकी संयुक्त सेनाओों- 
ने लगभग १०६० ईं०में उसे पराजित कर दिया । इसके 
बाद ही उसकी मृत्यु हो गयी । 

भोटविष्टि-एक तरहकी बेगार, जो गुप्तोंके शासनकालमें 
सीमावर्ती भोट देशमें ली जाती थी । 

भोदिया-गूज रोंकी भांति एक घुमंतू जाति, जिसमें सातवीं 
और आठवीं शताब्दी इंसवींमें बहुतसे विदेशी area 
are हिन्दु-धर्म ग्रहण करनेके बाद समाविष्ट हो गये । 

भोपाल-मध्य प्रदेशमें स्थित प्रमुख नगर | इसे बादशाह 
अकबरने रानी दु्गवतीके गोंडवाना राज्यसे अलग करके 
जागीर बना दिया । कुछ काल तक यह एक नवाबके 
अधीन रहा, पश्चात्‌ १७६१ ई०के बाद वह श्रधं-स्वतंत्न 
हो गया । लेकिन १८१७ ई०में इसका शासक श्रंग्रेजोंके 
साथ सहायक संधि करनेके लिए बाध्य हुआ । १६४८ 
ई०में भोपाल रियासत भारतीय गणराज्यमें मिला ली 
गयी एवं संप्रति यह मध्यप्रदेशकी राजधानी है । 





a 
मंगलूरकी संधि-ईस्ट इंडिया कम्पनी और मैसूरके टीपू 
सुल्तानके बीच १७८४ ई०में हुई । इस संधिके फलस्वरूप 
दूसरे Fargas (दे०)का भ्रन्त हो गया, जो १७८१ go 
में शुरू हुआ था। इस संधिके द्वारा दोनों पक्षोंने एक 
दूसरेके छीने गये इलाके वापस लौटा दिये । 
मंगोल-छोटी ata, पीली चमड़ीवाली एक जाति, जिसके 
दाढ़ी-मूंछ नहीं होती । मंगोलोंके कई समूह विविध 
समयोंमें areata ate उनमेंसे कुछ यहीं बस गये । 
चंगेज खाँ (दे०), जिसके भारत पर हमला करनेका 
खतरा १२११ SoH उत्पन्न हो गया था, मंगोल था। 
इसी प्रकार तैमूर भी, जिसने भारत पर १३६८ ई०में 
हमला किया, मंगोल था । परन्तु चंगेज खाँ श्रोर उसके 
अनुयायी मुसलमान नहीं थे, तैमूर भ्रौर उसके श्रनुयायी 
मुसलमान हो गये थे। मंगोल लोग ही मुसलमान बननेके 
बाद “मुगल” कहलाने लगे 1 १२११ ई०में चंग्रेज खाँ तो 


343 
सण्डो, पीटर-मगध 


सिंध ad वापस लौट गया, कितु उसके बाद मंगोलोंने 
और कई आक्रमण किये । दिल्‍लीके बलवन (दे०) और 
अलाउद्दीव खिलजी (दे०) जैसे शक्तिशाली सुल्तानोंको 
भी मंगोलोंका हमला रोकनेमें एडी-चोटीका पसीता एक 
कर देना पड़ा। १३६५ ई०में तैमूरके हमलेने दिललीकी 
सल्तनतकी नींबें हिला दीं भ्रौर मुगल वंशकी स्थापनाका 
मार्ग प्रशस्त कर दिया, जिसने अठारह॒वीं शताब्दीमें 
ब्रिटिश शासनकी स्थापना होने तक इस देशमें राज्य 
किया । 

मण्डी, पीटर-यूरोपीय यात्री. जो जहाँगीरके शासनकालमें 
भारत ATAT । उसने भारतका बड़े ही रोचक शब्दोंमें 
stat देखा विवरण प्रस्तुत किया है, ot तत्कालीन 
भारतकी समाजिक और झाथिक दशापर विशेष प्रकाश 
डालता है । 

मंदसोर-मालवाकः एक प्राचीन नगर, जो प्रसिद्ध पुरानी 
राजधानी उज्जयिनीसे अधिक दूर नहीं है। संभवत: 
महाक्रवि कालिदास (दे०)का निवास इसो नगरमें था। 
निश्चय ही राजा यशोंधर्मा (लगभग ५३ ई०)की राज- 
धानी यहीं थी। यशोधर्माने go राजा मिहिरगुल (दे०) 
को परास्त किया और आसाम तकके प्रदेशोंको जीता । 

संसूर अली खाँ ( १८२६-८४ ई० )-बंगालका अंतिम 
नवाब ताजिम । इससे पहले मुशिदाबादके नवाबोंकों १६ 
तोपोंकी सलामीका हक मिला हुआ था | उन्हें दीवानी 
अदालतोंमें हाजिर नहीं होना पड़ता था। ये समस्त 
भ्रधिकार उससे छीन लिये गये, उसके वेतन और भत्ते 
में भी कमी कर दी गयी । मंसूर अली खाँ स्वयं इंग्लेंड 
गया और वहाँ हाउस झाफ कामन्समें atta की, परंतु 
ag नामंजूर हो गयी | फलस्वरूप १८५० ई०में उसने 
अपने पदसे त्यागपत्न दे दिया । 

मंसूर, ख्वाजा शाह-ब्रादशाह भ्रकबरका पहला दीवान झौर 
विश्वासपात्, किन्तु उसने श्रकबरके भाई मिर्जा हकीमसे 
मिलकर उसके खिलाफ साजिश-की और १५८१ fof 
उसे भ्रकबरके gare फाँसी दे दी गयी । 

मअवर-मुसलमान इतिहासकारों द्वारा दिया गया कारो- 
मंडल azar नाम । इसे भ्रलाउद्दीन खिलजी (दे०) ने 
जीता, परन्तु १३३४ ई०में यह भहसानशाहके wets 
स्वतंत्र राज्य बत गया | 

मकाओ-चीनके तटके समीप एक पुतंगाली बस्ती, जिसे 
१८०६ ईं०में ईस्ट इंडिया कम्पनीने छीन लिया । ( अब 
भी यह द्वीप पुतंगाल सरकारके अधीन है ।-सं० ) 

सक्का-पेगम्बर मुहम्मद साहबका जन्म-स्थान । मुसलमानों- 


३४३ 


के लिए saat यह पवित्र तीर्थस्थान है और प्रतिवर्ष 
भारतसे हजारों मुसलमान वहाँ जाते हैं । 
मगध-दक्षिण बिहारके पटना तथा गया जिलोंका एक 

जनपद | यह अत्यंत प्राचीन राज्य था और इसका उल्लेख 
वेदोंमें भो मिलता है । ऐतिहासिक कालमें इसपर जिस 
राजवंशका शासन था, उसीमें बिम्बिसार gat जो जैन 
धर्मके cada वर्धभान महावीर तथा बौद्ध धर्म के saan 
गौतम बुद्धक समसामयिक था। बिम्बिसार दोनोंका 
उपासक था। उसने अंग भ्रथवा पूर्व बिहार (भागलपुर 
जिला) पर अधिकार करेके तथा कोशल भौर वैशालीके 
राजघरानोंसे विवाह सम्बन्ध करके मगध राज्यका विस्तार 
किया । बिम्बिसारके पुत्र तथा उत्तराधिकारी भजात- 
waa वैशाली (तिरहुत) को अपने राज्यमें सम्मिलित कर 
लिया, कोशलको पराजित किया तथा गंगा और सोन 
नदीके संगमपर स्थित पाटलिग्राम्में दुर्ग बनवाया। बिम्बि- 
सारके राजवंशके बादके राजाओंने इसी दुर्गके चारों AE 
पाटलिपुत्न भ्रथवा कुसुमपुर नगर बसाया। एक AT 
बादका राजा राजधानी गिरित्रजसे उठा कर पाटलिपुत्त 
ले भ्राया | इस प्रकार मगध राज्यके साथ पाटलिपुत्र- 
का नाम जुड़ गया । 

राजा महापदुमनन्दकी राजधानी भी पाटलिपुत्न थी। 
उसने बिम्बिसारके राजवंशका उच्छेदन किया ate मगध 
राज्यका बिस्तार पूर्वमें कलिंग (उड़ीसा) से लेकर पश्चिम- 
में पंजाबमें व्यास नदी तक किया । Hears राजा 
(यूनानी इतिहासकारोंने मगधके राजाका उल्लेख इसी 
नामसे किया है)की daria मुठभेड़ होनेके भयसे ही 
सिकन्दरकी सेनाओंने ब्यास नदीसे ANT बढ़नेसे इनकार 
कर दिया ate सिकन्दरकों वापस लौटना पड़ा । मौर्य 
राजा चच्ध्रगुप्त (दे०)ने wea वंशका उच्छेद कर दिया 
aie चौथी शताब्दी ई० पू०के उत्तराद्धमें ATT साम्राज्य- 
को देशकी सबसे मुख्य राज्यशक्ति बना दिया। मगध 
साम्राज्यका विस्तार पश्चिममें हिन्दूकुशसे लेकर पूर्वमें 
कॉलिंग तक हो गया । वह संभवत: दक्षिणमें भी विस्तृत 
था। ware da श्रशोक (दे०) ने कलिंग विजय 
करके उसे अपने साम्राज्यमें मिला लिया। इसके बाद 
ही male बौद्ध धर्मका भनुयायी हो गया ate श्रपने 
विशाल साम्राज्यके समस्त साधनोंको सभी मनुष्योंके 
कल्याण तथा बौद्ध धर्मके प्रचारके लिए प्रयुक्त करने लगा। 
इस प्रकार मगधने एक नये राज्यादर्शकी प्रतिष्ठापना की 
और भारतीय इतिहासको नयी एकता प्रदान की । 

मगधकी राजधानी पाटलिपुत्न इतनी भव्य नगरी थी 


344 


कि उसकी प्रशंसा न केवल चन्द्रगुप्तकी राजसभाके यवन 
(यूनानी) राजदूत मेगास्थेनीजने की है, वरन्‌ चीनी यात्री 
फाहियान (दे०)ने भी की है, जोकि पांचवीं शताब्दी ई० 
में भारत wat ar) इस बीच शुंग तथा कण्ब वंशके 
अधीन array राज्यशक्ति क्षीण हो गयी, परंतु चौथी 
शताब्दी SoH गुप्त वंश (दे०)की स्थापनाके बाद वह 
फिर उत्कषको प्राप्त हो गया और मग्रध साम्राज्य सारे 
उत्तरी भारतमें विस्तृत हो गया । सुदूर दक्षिणमें काँची 
ठकके राजा उसके भ्रभुत्वको स्वीकार करते थे । wet 
शताब्दीके tat are फिर अपकर्षको प्राप्त हो गया | 
नवीं शताब्दीमें राजा धर्मपाल (दे०)के राज्यकालमें 
फिर थोड़े समयके लिए उसका उत्कर्ष हुआ । बारहवीं 
शताब्दीके प्लंतमें मगधको मुसलमानोंने जीत लिया। 
वह उनकी सल्तनतका एक Fat बन गया और बिहारोंकी 
भ्रधिकताके कारण समूचे सूबेको (विहार! कहा जाने TAT । 
भमणिपुर-भारतके उत्तर-पूर्वी भागमें एक छोटा-सा राज्य | 
यह श्रासामके दक्षिणमें स्थित है। इसकी राजधानी 
इम्फाल, इसका क्षेत्रफल ८५,६२० वर्ग मील तथा जन- 
संख्या लगभग ६ लाख है। परंपरागत अनुश्रुतियोंके 
भाधारपर इसका सम्बन्ध महाभारतमें वर्णित राज्यसे 
और इसके राजवंशका सम्बन्ध पंच पांडवोंमेंसे तीसरे भाई 
श्र्जुनसे जोड़ा जाता है। परंतु महाभारतमें वर्णित 
सणिपुर कलिगके निकट wafers or ate उसकी पहचान 
आधुनिक मणिपुर राज्यसे करना उचित नहीं है । इसका 
इतिहास भी १७१४ ईश्से पूर्व नहीं पाया जाता | उस 
समय इसपर गरीब निवाज नामक एक राजा राज्य करता 
ani वह सुयोग्य हिन्दू शासक था । उसने gare रीतिसे 
शासन किया, परंतु उसके उत्त राधिकारियोंको बमियोंसे 
युद्ध करना पड़ा जो बार-बार राज्यपर हमले करते रहते 
थे। श्रंतमें १८२५ ई०में बर्मियोंने इसपर प्रधिकार कर 
लिया । परंतु इस क्षेत्रमें बर्मियोंका राज्य-विस्तार होनेके 
फलस्वरूप परांग्ल-बर्मी युद्ध (दे०) छिड़ गया जो यन्दव्‌- 
की संधि (दे०)के द्वारा समाप्त हुआ । इसके फलस्वरूप 
मणिपुर राज्य उसके राजा गम्भीर सिंहको वापस मिल 
गया। 
ब्रिटिश भारतीय सरकार अब मणिपुरके साथ भर्दध- 
vada रक्षित राज्य जैसा व्यवहार करने लगी, जिसका 
शासन उसके राजाके हाथमें था। परंतु १८५९० FoF 
शासनाझुढ राजाको उसके भाई टिकेन्द्रजीतके कहनेसे जो 
राज्यकी सेताका प्रधान सेनापति भी था, गद्दीसे उतार 
दिया गया । एक नये राजाको गद्दीपर बैठाया गया। 


३४४ 


सणिपुर-सथुरा 





ब्रिटिश सरकारने नये राजाको मान्यता प्रदान कर दी, 
कितु टिकेन्द्रजीतको राज्यसे निष्कासित कर देनेका फैसला 
भी किया। लेकिन आसामका चीफ कमिश्तर मि० 
विवन्दन जब निष्कासन आज्ञाको क्रियान्वित करने मणि- 
पुर गया, उसपर विश्वासघात पूर्ण हमला किया गया 
और मार डाला गया । फलतः एक भारतीय-ब्रिटिश 
सेना भेजी गयी, जिसने सरलतापूर्वक राज्यपर भ्रधिकार 
कर लिया, टिकेन्द्रजीतको बंदी बना लिया और उसे और 
उसके द्वारा गद्दीपर Aart गये गुड्डा राजाको फाँसी दे 
दी गयी तथा एक नये राजाको गद्दीपर बैठाया गया | 
नया राजा नाबालिग था, इसलिए राज्यका प्रशासन 
मध्यकालके लिए पोलिटिकल एजेंटने संभाल लिया। 
१६४८-४६ ई०में भारतीय गणराज्यमें विलयन होने तक 
ag भारतकी एक श्रधीनस्थ देशी रियासत थी। 
मणिमेखले-तमिलका एक महाकाव्य । इसकी रचना सत्ता- 
नारनेकी जो मदुरामें MATT व्यापारी था। यह एक 
बौद्ध रचना है, जिसमें धामिक दृष्टिसि मणिमेखलेकी 
जीवनकथा वर्णित है। इसका रचनाकाल निश्चित नहीं 
है, परन्तु संभवत: यह पाँचवी शताब्दी ई०की रचना है। 
मत्स्य-एक प्राचीन राज्य, जो झाधु निक राजपूतानाके पूर्वी 
भागमें स्थित था । उसकी राजधानी विराटनगर भ्थवा 
que झाधनिक जयपुर राज्यमें स्थित थी। इसका 
उल्लेख वेदोंमें मिलता है और महाभारतमें वर्णित कौरवों 
और पाँडबोंके युद्धकी कथामें इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
ऐतिहासिक कालमें यह राज्य arte साम्राज्यका एक 
भाग था। इसकी राजधानी बैराठके निकट अ्रशोक 
(दे०)का एक महत्त्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुआ है । 
मत्स्यपुराण-हिन्दुप्रोंके प्राचीन अदूठारह पुराणों (दे०)में 
से एक । इसका मूल भाग काफी पुराना है और चौथी 
शताब्दी ई०में घतंमान था, उसका वर्तमान रूप बादका 
है। इसमें प्राचीन भारतीय राजुश्रोंकी वंशावलियाँ दी 
गयी हैं । आधुनिक Maia प्रमाणित gare कि ये 
वंशावलियाँ अधिकांशमें प्रामाणिक हैं 1 
मथुरा-उत्तर प्रदेशमें यमुनाके तठपर स्थित एक प्राचीन 
ame) धर्मनिष्ठ हिन्दू लोग इसे अत्यन्त पवित्न मानते 
हैं, क्योंकि विष्णुके भ्रवतार कृष्णकी उपासनासे इसका 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । विश्वास किया जाता है कि 
कृष्णावतार यहीं हुआ था। ईसवी सन्‌की प्रारम्भिक 
शताब्दियोंमें यह कला, वाघ्तुकला तथा मूर्तिकलाका 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया था । यह जैनों तथा बौद्धोंका 
भी Ger at) dit यात्री फाहियान '(दे०) ने, जो 


3५४६ 
मनमोहन सालमीय-मद्रास 


atadt शताब्दी fo में भारत Ara था, मथुरा तथा 
उसके mace बीस बौद्ध बिहार देखें थे। ag नगर 
भ्रनेकानेक भव्य भवनोंसे शोभायमान और अत्यन्त 
सम्पन्न था | 

मथुराकी सम्पन्नताकी कथाएं सुनकर सुल्तान महमूद- 

के मुहमें पानी भर mat! उसने १०२८ fo में इस 
नगरको लूटा, यहांके मन्दिरोंको नष्ट कर दिया ate 
बहुत-सी दौलत उठा ले गया । परन्तु हिन्दुश्ोंने धर्म- 
भावनासे प्रेरित होकर इस नगरका पुनरनिर्माण कर डाला। 
बुदेला राजा वीर सिंह (दे०)ने जहाँगीरके राज्यकालमें 
यहाँ एक बहुत ही भव्य मन्दिर बनवाया । यह इतना 
ऊँचा था कि मुगलों की राजधानीसे दिखाई पड़ता था 
और १६७० fo में बादशाह श्रौरंगजेबके हुक्मसे इसे 
नष्ट कर दिया गया । भ्रठारह॒वीं शताब्दीमें जाट सरदार 
सूरजमलने मथुराकों ATA राजधानी बनाया । १७५७ 
Soh ग्रहमद शाह अब्दालीने इस नगरपर चढ़ाई की । 
परन्तु मथुरामें तैनात अब्दालीकी सेनामें हैजा फल जानेसे 
उसके सैनिक इतने भयभीत हो गये कि १७६१ go में 
पानीपतकी तीसरी लड़ाईके बाद जब अब्दालीने aay 
सैनिकोंको इस नगरकों लूटनेका sree दिया, उन्होंने 
इनकार कर दिया ie भ्रब्दाली इस नगरकी दौलतको 
लूटे बिना ही वापस लौट जानेके लिए विवश हो गया। 
तीसरे मराठा-युद्धके बाद इस नगरको ब्रिदिश भारतीय 
साघ्नाज्यमें मिला लिया गया । 

सदनसोहन सालबीय-देखिये, मालवीय, मदनमोहन | 

मदरसा, फलकत्ता-वारेन हेस्टिग्स (दे०)ने १७८१ ई० में 
अरबी ate फारसीकी शिक्षा देनेके लिए इसकी स्थापना 
at सर डेनिसन रास aa कितने ही प्रमुख प्राच्यविद्या- 
fag कलकत्ता मदरसामें शिक्षक रहे हैं । 

मदीता-प्ररव देशका दूसरा MATT नंगर। ६२२ ई० में 
मुहम्मद साहबने मक्कासे मदीनाकी हिजरत की भौर 
मुसलमानी हिजरी संवत्‌ उसी वर्षसे भारम्भ हुआ | 

मदुरा-दक्षिण भारतका एक बहुत प्राचीन नगर, जो ईसवी 
सन्‌की प्रथम शताब्दीमें पाण्डव राज्यकी राजधानी था। 
कौटिल्पके अ्र्थशास्त्रमें मदुराके सुन्दर सूती कपड़ों तथा 
मोतियोंका उल्लेख है। इस नगरकी सम्पन्नताका प्रमाण 
१३११ ई०में मिलता है, जब सुल्तान भ्रलाउद्दीन खिलजी 
(दे०) की मुसलमान सेनाने इसपर दखल किया ate 
इसे लूटा । उसका विजयी सेवापति यहाँसे ५१२ हाथी, 
पाँच हजार घोड़े तथा पाँच सौ मन द्वीरे, मोती, पन्ना, 
माणिक आदि wer लूट ले गया। बादमें यह विजयनगर 


२४५ 
साम्राज्यका भाग बत गया । उसके पतनपर यह नायक 
(दे०) राजवंशकी राजधानी बना । इस नगरमें श्रनेक 
भव्य देव मन्दिर हैं जिनमें सुन्दरेश्वर तथा मीनाक्षीके 
मन्दिर सबसे प्रमुख हैं। मदुरामें सूती कपड़े अब भी 
विख्यात & | 

भद्रास-इस नगरकी स्थापना अंग्रेजोंने की । १६४० FoF 
ईस्ट इंडिया कम्पनीके फ्रासिस डे (दे०) ने हिन्दू राजासे 
पट्ठेपर यहाँकी जमीन प्राप्त की। राजाने उसे इस जमीन- 
पर किला बनानेकी भी अनुमति दे दी। बादमें राजा 
चन्द्रगिरि तथा गोलकुण्डाके सुल्तानने भी उसके दानकी 
पुष्टि कर दी । उस स्थानपर किलेका निर्माण कर लिया 
गया WT BA WE सेण्ट Ty कहने लगे। १६४२ ई० 
में कारोमण्डल तठपर ईस्ट इंडिया कम्पनीकी मुख्य बस्ती 
मसुलीपट्टमके बजाय मद्रास हो गयी । १६४५३ Gow इसे 
स्वतन्त्र एजेंसी और बादमें प्रेसी डेंसीका दर्जा मिल गया। 
हैदराबादके निजाम तथा कर्नाटकके नवाब, दोनोंसे इसके 
अच्छे सम्बन्ध रहे और एक व्यापारिक केन्द्रके ST 
इसकी उन्नति हुईं । १६८८ ई० में मद्रासमें म्युनिसिपल 
प्रशासनकी स्थापना की गयी 1 १७२६ ई ०में न्याय कार्य- 
के लिए एक मेयरकी अदालत स्थापित की गयी । 

पहले प्रंग्रेज-फ्रांसीसी Jar समय १७४६ ई० में 
फ्रांसीसियोंने इस नगरपर कब्जा कर लिया, परन्तु एक्स- 
ला-शैमेलेकी सन्धिके start यह १७४८ ई० में ईस्ट 
इंडिया कम्पनीकों लौटा दिया गया । नवाब सिराजुद्दोला 
( दे० ) के कलकत्तापर भ्रधिकार कर लेनेपर १७५६ FoF 
क्लाइव WIR वाटसनके नेतृत्वमें कम्पनीकी कुछ फोजें 
मद्राससे भेजी गयीं और उन्होंने aay कलकत्तापर 
फिरसे कब्जा कर लिया। १७७३ ई०के रेग्युलेटिग ऐक्टमें 
कम्पनीके मद्रास क्षेत्रको बंगाल सरकारके नियन्त्रणमें कर 
दिया गया । यह नियन्त्रण बहुत ढीला-ढाला था । पिट- 
के इंडिया Uae (दे०)में मद्रासको पूरी तौरसे बंगालके 
फोर्ट विलियमके गवर्ने र-जनरलके भ्रधीन कर दिया गया। 
दविश्वनमें ब्रिटिश प्रधिकृृत क्षेत्रका विस्तार होनेपर मद्रास 
प्रेसीडेंसीके क्षेत्रका भी विस्तार हुआ और wea उड़ीस।- 
की सीमासे लेकर केप कमोरिन तक भारतका सारा पूर्वी 
तट इसके HTT AT गया । 

१८५७ for मद्रासमें एक विश्वविद्यालयकी स्थापना 
की गयी। स्वामी विवेकानन्दकी महत्ता सबसे पहले 
मद्ासमें स्वीकार की गयी । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके 
इतिहासमें मद्रांसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेसका 
तीसरा अधिवेशन १८८७ fo मद्रासमें हुआ । बादके 





Bub 
३४६ 


सध्यप्रदेश-सनु 





बर्षो्में कांग्रेके कई अ्रधिवेशन यहाँ हुए। भारतकों 
पहला भारतीय Ta TAT चत्रवर्ती राजगोपालाचारी 
मद्रासने प्रदान क्रिया । हालमें agra प्रेसी इेंसीको भाषा- 
वार आधारपर प्रांध्र और मद्रासके दो राज्योंमें विभा- 
faa कर दिया गया है। इस तरह मद्रास प्रेसोडेंसीसे 
sah तेलुगु-भाषी उत्तरी क्षेत्रकों निकाल दिया गया है 
और aa उसमें उसका तमिल-भाषी दक्षिणी क्षेत्र है। 
(मद्रास राज्यको अब तमिलनाडु कहते हूँ ।-स्त॑० ) 

मध्यप्रदेश-पम्प्रति उस प्रदेशका नाम जो ब्रिटिश शासन 
कालमें मध्य प्रांत तथा बरार कहलाता था। हिन्दू राज्य 
कालमें वह क्षेत्र जेजाकमुक्ति अथवा जुझौती ( दे० ) 
राज्यके अन्तर्गत था | खजुराहो, महोबा TAT कालंजरके 
प्राचीन तगर इसी प्रदेशमें हैं। इन तगरोंमें वास्तुकलाकी 
जो क्ृतियाँ मिलती हैं, उनसे चन्देल राजाओं (दे०)के 
उत्कर्षका प्रमाण मिलता है | 

मध्य भारत-उत्तरमें चम्बल, दक्षिणमें नमंदा, पश्चिममें 
गुजरात तथा पूर्वमें बुन्देलखण्डके बीचका क्षेत्र है। यहाँ 
अतीतकालमें अ्रनेक प्रसिद्ध हिन्दू राज्य विकसित हुए । 
इसकी उज्जयिनी, धारा आदि नगरियां प्रसिद्ध थीं। पाँचवीं 
शताब्दी ई०में जब चीनी यात्री फाहियान ( ४०१-१० 
ई० ) आया था यहाँ खूब समृद्धि थी । इसका बादका 
इतिहास गुजेर-प्रतिहारों ( दे०) के इतिहाससे जुड़ा 
मिलता है । 

मध्यमिका-राजस्थानमें चित्तौड़े निकट एक प्राचीन 
नगरी । इसे श्रब “नगरी' कहते हैं। एक 'पुरात्मा वीर 
यवन'ने इस नगरीको घेर लिया था, जो सम्भवतः यवन 
राजा मिनाण्डर (दे०) था। तीसरी शताब्दी Go Got 
यह महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता था । इसके खंडहरोंमें 
aaa भवनके कुछ चिह्न तथा शुज्ञकालके दो 
शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इनमें अश्वमेघ तथा वाजपेय 
यज्ञोंका उल्लेख है । 

Rat, सर टामस ( १७६१-१८२७ Fo )-ईस्ट इंडिया 
कम्पनीकी सेवामें नियुक्त एक पदाधिकारी, जो जिला- 
घीशके पदसे क्रमशः मद्रासका गवनंर बना BIT १८२०से 
१८२७ fo तक बड़ी ही योग्यतासे उक्त प्रेसीडेन्सीका 
शासन-भार सँभाले WT | उसने मद्रास प्रदेशमें भूमिकर 
सम्बन्धी, रैयतवारी प्रथा प्रचलित की । उसने सहायक 
प्रथासे सम्बन्धित जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, वह उसकी राज- 
नीतिक सूक्ष्म दृष्टिकी परिचायक है । 

मनरो, सर हेक्टर (१७२६-१८० Ro )-ईस्ट इंडिया कंपनी - 
की सेवामें भारतमें नियुक्त सेतापप्ति, जिसने १७६४ ई० 


में बक्सरका प्रसिद्ध युद्ध जीत कर विशेष यश प्राप्त 
किया । किन्तु १७५० ई०में हैदर ach सम्मुख ag 
लज्जात्मक ढंगसे ATA तोपखाना काजीव रम्क्रे तालाबमें 
फेंक कर मद्रास भाग AAT | १७८२ ०में उसने अवकाश - 
ग्रहण किया । 

सनसबदार-मुगल शासतकालमें बादशाह अकवरके समयसे 
उसे कहते थे जिसे कोई मनसब श्रथवा steer मिलता 
था। मनसबदार राज्यका बेतनभोगी पदाधिकारी होता 
था । उसे राज्यकी फौजी सेवाके लिए निश्चित संख्यामें 
फौज देनी पड़ती थी । मनसबदारी प्रथा मुगलकालकी 
सैनिक नौकरशाही प्रथाकी रीढ़ थी । प्रकबरने इसे 
व्यवस्थित रूप प्रदान दिया। सभी qeat तथा फौजी 
पदाधिकारियोंको तैंतीस मनसबोंमें ate दिया गया। 
सबसे छोटा मनसब १० सवारोंका और सबसे बड़ा १० 
हजार सवारोंका होता था । उन्हें अपने मनसबके श्रनु- 
सार तनख्वाहू दी जाती थी। ७,०००, ८००० तथा 
१०,००० के सबसे ऊंचे मनसब शाहजादोंके लिए सुर- 
क्षित थे । बादशाह स्वयं मतसबदारकी नियुक्ति करता 
था, उसे तरक्की देता था, उसे निलम्बित या पदच्युत 
करता aT प्रत्येक मनसबदारका वेतन तियत था और 
उसे उस वेतनसे एक निश्चित संख्यामें घुड़़वार, हाथी 
तथा असबाब ढोनेवाले जानवर रखने पड़ते थे । 

परंतु मनसबदार इन शर्तोका शायद ही कभी पालन 

करते थे। मनसबदारोंकी बेईमानी रोकनेके लिए भ्रकबर- 
ने उनके घोड़ोंकों दागनेकी प्रथा आरम्भ की और श्रपने 
राज्यकालके ग्यारहवें वर्षमें जात और सवारका दोहरा 
वर्गीकरण qe किया । जात मनसबदारके ओहदेका 
सूचक होता था और सवारसे संकेत मिलता था कि उसे 
कितनी सेना रखनी होगी। मनसबदार वंशगत नहीं 
बनाये जाते थे । मनसबदार नियुक्त होनेके लिए किसी 
विशेष योग्यताकी ग्रावश्यकता नहीं पड़ती थी। मन- 
सबदारोंको काफी ऊँचा वेतन दिया जाता था। अनुमान 
लगाया जाता है कि yoo के सनसबदारको अपने भ्रधीन 
सेना रखनेका सब खर्च काट BR वाद १००० Fo 
माप्तिक तिजी वेतन बच रहता था | १०,०० ०के मनस- 
बदारका निजी वेतन १८००० रु० प्रतिमास बैठता था । 
what मनसबदारोंको नकद वेतन देनेके पक्षमें था, परंतु 
बादमें मनसबदारोंके भ्रोहदेके भ्रनुरूप प्रायवाली जागीरें 
देनेकी प्रथा चल पड़ी। इसके फलस्वरूप मुगलशासनः 
व्यवस्था निर्बल पड़ गयी । 

सनु-एक ऋषि और हिन्दू cere रचयिता। उनकी 


2५ + 
मनुसंहिता-मराठा युद्ध 
मनुसंहितामें हिन्दुओओंके सभी धामिक तथा लौकिक 
कतेंव्योंका निरूपण है। 
मनुसंहिता-हिन्दू धमेशास्त्रका सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । 
इसमें सभी धामिक, सामाजिक, नैतिक कतंव्योंका विवेचन 
है। अंगरेजीमें इसका gaara सर विलियम जोंसने 
aa ae मनु! नामसे किया है। इसका रचनाकाल 
fadt प्रथम शताब्दीके श्रासपास माना जाता है । संभ- 
aa: यह काल इससे पूर्व था, बादमें नहीं । 
मयूरशर्मा-मैसू रमें राज्य करनेवाले कादम्बवंश (Zo) का 
प्रवर्तक । ag जातिसे ब्राह्मण कितु कर्मसे क्षत्रिय था। 
उसने काँचीके पल्‍लववंशके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 
सम्भवतः चौथी शताब्दी ई० में कादम्बबंशका आरम्भ 
किया । उसने दक्षिण भारतमें विस्तृत क्षेत्रोंको जीता | 
मराठा युद्ध-भारतमें AAT aT १७७५-८२ ई०, 
१८०३-०४ Fo तथा १८१७-१६ Ko में हुए । पहला 
मराठा युद्ध (१७७५-८२ Fo) पेशवा नारायण राव (दे० ) के 
चाचा AAT फलस्वरूप हुआ। राघोवा नारायणराव की 
मृत्युके बाद उत्पन्न उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी माधव- 
राव नारायणको पेशवाकी गद्दीसे हटाना चाहता था। 
इसके लिए उसने ईस्टइंडिया कम्पनीको साष्टी तथा 
बसई देनेका वादा करके अंग्रेजोंका समर्थन प्राप्त करने- 
की कोशिश की । कम्पनीने भी साम्राज्य-लिप्साके वशीभूत 
हो मराठोंके उत्त राधिकार युद्धे लाभ उठानेकी चेष्टा 
की । पहला मराठा-युद्ध लम्बा चला श्ौर अंग्रेजोंके लिए 
भ्रगौ रवपूर्ण सिद्ध हुआ । 
aia कैमकके नेतृत्वमें ब्रिटिश सेनाने बड़गाँव 
(१७७६ fo) में भ्रात्मसमर्पण कर दिया और मअंग्रेजोंने 
एक समझौता करके राघोवाकों सौंप देनेका वचन दे 
दिया । परन्तु arta हेस्टिग्स (दे०) ने, जो उस समय 
गवने र-जनरल था, इस समझौतेको नामंजूर कर दिया 
ae युद्ध पुनः शुरू हो गया। यद्यपि लेस्‍्ली तथा गोडर्ड- 
के नेतृत्वमें एक हिन्दुस्तानी एवं अंग्रेज सेना १७७६ Fo 
में बंगालसे मध्य भारत होकर सूरत TH AA THT 
हो गयी तथा १७८० ई० में मेजर पौफमने ग्वालियरपर 
अधिकार कर लिया, फिर भी अ्रंग्रेत कोई निर्णयात्मक 
विजय नहीं प्राप्त कर सके झर न मराठा सेना भ्रंग्रेजोंको 
निर्णयात्मक रूपसे हरा सकी | ऐसी परिस्थितिमें अंग्रेजोंने 
महादजी शिन्देको मध्यस्थ बनाकर साल्वाईकी संधि 
(१७८२ go) (दे०) के द्वारा युद्ध समाप्त कर दिया । 
इसके द्वारा प्रंग्रेजोंने अपने कठपुतली राधोवाकी पेन्शन 
नियत करा दी भ्रौर दोनों पक्षोंने एक garth जीते हुए 


Be 


इलाके लौटा दिये। मराठोंने साष्टी कम्पनीकों सौंप 
feat 

इस प्रकार मराठों और अंग्रेजों, दोनोंको भ्रपनी- 
अपनी शक्ति और कमजोरीका पता चल गया और 
अगले बीस वर्षों तक उनके बीच wife रही | मराठा 
सरदारोंमें आपसी ईर्ष्या-देष और प्रतिद्वन्द्रिता चलती 
रही और २५ अक्तूबर १८०२ fo को तत्कालीन 
पेशवा बाजीराव द्वितीयको अपने चंगुलमें करनेके लिए 
शिन्दे और होल्करमें पूनाके बाहर युद्ध हुआ | बाजीराव 
द्वितीय कायरे और षड्यंत्रकारी था और उसे राज्यके 
हितकी कोई चिंता नहीं थी । जिस समय पूनाका युद्ध 
चल ही रहा था, वह प्रतिद्वन्द्दी मराठा सरदारोके चंगुल 
से अपनेको बचानेके लिए पूनासे भागकर aay HAST 
की शरणमें चला गया। वहाँ उसने ३१ दिसम्बर १८०२ 
fo को बसईंकी लज्जाजनक संधि (दे०) कर ली, 
जिसके द्वारा उसने पेशवा पद फिरसे प्राप्त करनेका मनो- 
रथ बनाया था। इस प्रकार बाजीराव द्वितीयने मराठा 
राज्यकी स्वतंत्रता बेच दी और वह MATH द्वारा पुनः 
पूनाकी गरद्दीपर श्रासीन कर दिया गया । परंतु मराठा 
सरदारों, विशेष रूपसे शिन्दे, भोसले और होल्करने इस 
व्यवस्थाको स्वीकार नहीं किया और फलस्वरूप दूसरा 
मराठान्युद्ध (दे०) (१८०३-०५ ई०) छिड़ maT! 

मराठा सरदारोंमें पुन: एकता नहीं स्थापित हो 
सकी । गायकवाड़ अंग्रेजोंसे मिल गया। यद्यपि fre 
और deat daar हो गये, तथापि होल्करने उनका 
साथ नहीं दिया, यद्यपि वह भी बसईकी संधिका उतना 
ही विरोधी था जितना शिन्दे श्रौर भोंसले । परिणाम 
ag हुआ कि इस संकटकालमें भी मराठे अपनी सम्पूर्ण 
शक्तिसे अंग्रेजोंका मुकाब्रला करनेमें असमर्थ रहे । फिर 
उनके पास कोई महान्‌ सेनापति तथा रणविद्या-विशारद 
नहीं था। waa: दविखिनमें सर ade वेल्जली (भावी 
ड्यूक ame वेलिंग्टन) के नेतृत्वमें ब्रिटिश सेनाने सितम्बर 
१८०३ fo में अ्रसईकी ages शिन्दे aie भोंसलेकी 
संयुक्त सेनाको हरा दिया | इसके बाद नवम्बरमें उसने 
आरगाँवकी लड़ाईमें भोंसलेको इस प्रकार निर्णयात्मक 
रीतिसे परास्त कर दिया कि अ्रगले महीने उससे अंग्रेजोंसे 
देवगाँवकी संधि कर ली। इस संधिके द्वारा उसने कटक 
प्रंग्रेजोंकों दे दिया और एक' ware उनका afte 
हो गया । 

इस बीच उत्तरी भारतमें are लेकके नेतृत्वमें 
ब्रिटिश सेनाने अलीगढ़ और दिल्लीपर कब्जा कर लिया 


2५१ 


३४८ 


मराठा युद्ध-मराठा शासन AAT aq व्यवस्था 





at tat लासवाड़ीकी लड़ाईमें शिन्देको इस प्रकार 
निर्णयात्मक रीतिसे पराजित किया कि ag ३० दिसम्बर 
१८०३ ई० को सुर्जी श्रजु न्गांवकी संधि करनेके लिए 
विवश हुआ । इससे पूर्व प्रारगाँवकी लड़ाईमें भी fire 
हारा था । सुर्जी भ्रजु नगाँवकी संधिके द्वारा frst गंगा 
झौर यमुनाके बीचका सारा प्रदेश अंग्रेजोंको सौंप दिया, 
मुगल बादशाह, पेशवा तथा निजामके ऊपर नियंत्रण 
करनेका अपना सारा दावा त्याग दिया, श्रंग्रेजोंकी SA 
क्ृतिके बिना किसी फिरंगीको नौकर न रखनेके लिए 
राजी हो गया तथा एक प्रकारसे अंग्रेजोंका आश्रित 
बने गया । 

sent अभी तक युद्धेेे AAT रहा था। जब 
उसके प्रतिद्वन्द्दी शिन्देकी शक्ित प्रंग्रेजोंने नष्ट कर दी, 
तब वह मूर्खताबंश १८०४ ई० में श्रकेले अंग्रेजोंके 
विरुद्ध युद्धमें उतर पड़ा । प्रारम्भमें राजपूतानामें उसे 
sant fara go सफलता मिली, परंतु भ्रक्तूबरमें 
वह दिल्‍लीको न ले सका और नवम्बर १८०४ ई० में 
दीगकी लड़ाईमें हार गया । भरतपुरका राजा होल्करकी 
प्रोरसे युद्ध कर रहा था। लार्ड लेकने ग्वालियरका 
किला छीननेकी कोशिश की, परंतु सफलन हो सका | 
उसकी इस विफलताके फलस्वरूप इंग्लेण्डमें युद्धको 
जारी रखनेके विरुद्ध भावना जोर पकड़ती गयी ate 
१८०५ ई० में लार्ड वेल्जलीको वापस बुला लिया 
गया। उसके उत्तराधिकारीने होल्करसे जिन अनुकूल 
शर्तोपर संधि कर ली, उनकी वह पहले Ba नहीं कर 
सकता था। होल्करने Baas उत्तरमें सारे प्रदेशपर 
अपना दावा छोड़ दिया और wat राज्यका श्रधिकांश 
भाग पुनः प्राप्त कर लिया (१८०६ Fo) | 

दूसरे अ्रंग्रेज-मराठा as परिणामसे न तो किसी 
मराठा सरदारको संतोष हुभ्रा, न पेशवाको। उन सबको 
अपनी सत्ता श्रौर प्रतिष्ठा for mae खेद हुआ । 
पेशवा बाजीराव द्वितीय षड्यंत्रकारी मनोवृत्तिका तो 
था ही, उसने श्रविचारपूर्ण रीतिसे श्रंग्रेजोंको जो सत्ता 
सौंप दी थी, उसे फिरसे प्राप्त करनेकी श्राशासे १८१७ 
ई० में अंग्रेजोंके विरुद्ध मराठा सरदारोंका संगठन बनाने- 
में नेतृत्व किया और इस प्रकार तीसरे मराठा-युद्ध 
(१८१७-१६ ई०) का game किया। परल्तु इस 
बार गवनेर-जनरल लाड्ड हेस्टिग्सके नेतृत्वमें भारतकी 
ब्रिटिश सेनाएँ बहुत शक्तिशाली सिद्ध हुईं। युद्धके भ्रारंभ- 
में ही उन्होंने सामरिक फकौशलका परिचय देते हुए शिन्दरे- 
को इस तरह भलग कर दिया कि वह युद्धमें कोई भाग 


न ले सका । भोंसलेको १८१७ ई० में सीताबल्‍्डी.प्रौर 
नागपुरकी लड़ाइयोंमें श्रोर होल्करकों उसी वर्ष महीद- 
पुरकी लड़ाईमें पराजित किया गया। पेशवाको, जिसने 
युद्धका सूत्रपात किया था, पहले १८१७ ई० में खड़की- 
की लड़ाईमें परास्त किया गया, इसके बाद जनवरी 
१८१८ ई० में कोरेगाँवकी लड़ाइयोंमें और एक महीनेके 
बाद आाष्टीकी लड़ाईमें Ga: हराया गया। इस अंतिम 
हारके फलस्वरूप पेशवाने जून १८१८ ई० में अंग्रेजोंके 
आगे आझात्मसमपंण कर fear) इस प्रकार तीसरे मराठा 
युद्धमें अंग्रेजोंकी पूर्ण विजय हुई । उन्होंने श्रब पेशवाका 
पद तोड़ दिया site बाजीराव द्वितीयको कानपुरके निकट 
बिदूरमें जाकर रहनेकी श्रनुमति दे दी। उन्होंने उसकी 
पेन्शन बाँध दी ale उसका सारा साम्राज्य अ्रब प्ंग्रेजों- 
के नियंत्रणमें श्रा गया। भोंसलेका नमंदासे उत्तरका 
सारा इलाका अ्रंग्रेजोंने ले लिया और शेष इलाका 
रघुजी भोंसले द्वितीय (दे०) के एक नाबालिग पौत़के 
हवाले कर दिया गया और उसे श्राश्वित राजा बना 
लिया गया | इसी प्रकार होल्करने aah दक्षिणके 
समस्त जिले अंग्रेजोंको सौंप दिये, राजपूत राज्योंपर 
अपना समस्त आधिपत्य त्याग दिया, श्रपने aay wa 
आश्रित सेना रखना स्वीकार कर लिया श्रौर श्रंग्रेजोंकी 
कृपापर राज्य करने लगा। इस प्रकार पंजाब तथा 
सिधको छोड़कर समस्त भारतमें अंग्रेजोंकी सावंभौम 
सत्ता स्थापित हो गयी । 
मराठा-देखिये, 'महाराष्ट्र' । 
मराठा शासन तथा सेन्‍्य व्यवस्था-हिंन्दू तथा मुसलमान 
शासन एवं सैन्य व्यवस्थाका मिश्रित रूप । इसका साूत्र- 
पात शिवाजी (दे०) ने किया, जिन्होंने स्वतंत्र मराठा 
राज्यकी स्थापना की । इसमें समस्त राज्यशक्ति राजाके 
हाथमें रहती थी । वह भ्रष्टप्रधानोंकी सहायतासे शासन 
करता था, जिनकी नियुक्ति वह स्वयं करता था। भ्रपनी 
इच्छानुसार वह जब चाहे उन्हें अपने पदसे हटा सकता 
था। श्रष्ठप्रधानोंका नेता पेशवा कहलाता था । उसका 
पद प्रधानमंत्नीके समान था । श्रन्य सात वित्त, लेखागा र, 
पत्नाचार; afin मामले, सेना, धार्मिक कृत्य एवं 
दान तथा न्याय विभागोंके प्रधान होते थे । धामिक तथा 
न्याय विभागोंके प्रधानोंको छोड़कर बाकी अश्रष्टप्रधान 
सैन्य अधिकारी भी होते थे । जब वे सैन्‍्य-सेवामें रहते 
थें, उनका प्रशासकीय कार्य उनके ATT करते थे । 
भ्रष्टप्रधानोंके नायबोंकी नियुक्ति भी राजा करता 
था । मालगुजा रीकी वसूलीका कार्य पंटेलोंके हाथमें था । 


3५१ 


मराठा शासन Tar eq व्यवस्था-मरुद्रधा 


 भूमिकी उपजका एक तिहाई भाग मालगुजारीके ea ari बादके मराठा शासक प्रपने cain उबर उपजका एक तिहाई भाग मालगुजारीके रूपमें 
वसूल किया जाता था। भूमिका विस्तृत सर्वेक्षण किया 
जाता था और उवेरताके अनुसार उसका चार श्रेणियोंमें 
वर्गीकरण किया जाता था। विदेशी waar मुगल fre 
त्रणमें जो भूमि होती थी, उसपर दो प्रकारके कर लिये 
जाते थे। एकको 'सरदेशमुखी” कहते थे। यह माल- 
गुजारीके एक-दसवें भागके बराबर होता था। दूसरा 
‘ata’ कहलाता था। यह मालगुजारीके एक-चौथाई 
भागके बराबर होता था । चोथ देनेवालेको लूटा नहीं 
जाता था, इसलिए महाराष्ट्रसे बाहरके लोगोंकी दृष्टिमें 
मराठा शासन व्यवस्था लूट-खसोटपर आधारित मानी 
जाती थी। मराठा साम्राज्यके विस्तारके साथ लूट- 
खसोटकी यह प्रवृत्ति बढ़ती गयी ate स्वराज्यकी भावना- 
के श्राधारपर सारे देशपर मराठा शासन स्थापित होनेमें 
बाधक सिद्ध हुईं । 

शिवाजीने शासन-व्यवस्थाके साथ-साथ सेनाकी 
भी व्यवस्था को । सेनामें मुख्यरूपसे पैदल सैनिक तथा 
घुड़सवार होते & । यह सेना छापामार युद्ध तथा पर्वे- 
तीय क्षेत्रोंमें tah faq बहुत उपयुक्त थी। राजा 
स्वयं प्रत्येक सैनिकका चुनाव करता था । वेतनया तो 
नकद दिया जाता था या जिला प्रशासनको सुपुर्दे कर 
दिया जाता था । शिवाजीने वेतनके लिए जागीरें देनेकी 
प्रथा नहीं चलायी । सेनामें कड़ा अनुशासन रखा जाता 
था ate सैनिकोंको शिविरमें स्त्रियोंको साथ रखनेकी 
अनुमति नहीं थी । सेनिक लूटका सारा माल राज्यको 
सौंप देते थे। सेनाकों भारी शस्त्नास्त्न श्रथवा शिविरोंके 
लिए भारी असबाब लेकर नहीं चलना पड़ता था। 
शिवाजीने घुड़सवारोंको दो श्रेणियोंमें ate रखा था। 
'बरगीरियों' को घोड़े तथा शस्त्ासत्र राज्यकी श्रोरसे 
मिलते थे। 'सिलह॒दारो' को धोड़ों और शस्त्रास्त्रोंकी 
व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। सेनाका नियंत्रण करने- 
के लिए क्रमिक रीतिसे नायकों, जुमलादारों, हजारियों 
aie पंजहजारियोंकी नियुक्ति की जाती थी । इन सबके 
ऊपर और एक सरनौबत घुड़सवार सेनाके ऊपर होता 
था । समस्त सेनाके ऊपर सेनापति रहता था। महाराष्ट्र- 
के पर्वतीय क्षेत्रमें किलोंका बहुत महत्त्व था और शिवाजी- 
ने अपने राज्यके सभी महत्त्वपूर्ण दरोंपर किले स्थापित 
कर दिये थे और उनमें सैनिकों तथा रसदकी उत्तम 
व्यवस्था की थी | मराठोंका सारा मुल्की तथा सेनिक 
प्रशासन राजाके प्रत्यक्ष नियंत्रणमें रहता था। फलस्व- 
रूप राजाके ऊपर बहुत भ्रधिक करत्त॑व्य-भार पड़ जाता 


Bee 
था। बादके मराठा शासक अपने उत्तरदायित्वोंको सुचार 
रीतिसे वहन नहीं कर पाये । फलस्वरूप मराठा शासन 
एवं सैन्य व्यवस्थामें शिथिरृता or ait ate जब उसको 
अंग्रेजोंकी श्राधुनिक सैन्य-व्यवस्थाका मुकाबला करना 
पड़ा, ag विफल सिद्ध हुईं । 

मराठा संघ-इसका सूत्रपात दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम 
(१७२०-४० Fo) के शासनकालमें हुआ । एक ओर 
सेनापति दाभाड़ेके नेतृत्वमें मराठा क्षत्विय सरदारोंके 
विरोध तथा दूसरी ओर उत्तर तथा दक्षिणमें मराठा 
साम्राज्यका शीघ्रतासे विस्तार होनेके कारण पेशवा 
बाजीराव प्रथमको अपने उन स्वामीभक्त समर्थकोंपर 
अधिक निर्भर रहना पड़ा, जिनकी सैनिक योग्यता 
युद्धभूमिमें प्रमाणित हो चुकी थी । फलस्वरूप उसने 
aM बड़े-बड़े क्षेत्र इन समर्थकोंके mia कर दिये । 
उसके TATRA रघुजी भोंसले, रानोजी fires, मल्हार- 
राव Vest तथा दाभाजी गायकवाड़ मुख्य थे। इन 
नेताओ्ोंने मिलकर मराठासंघका निर्माण किया । बाजी- 
राव प्रथम (१७२०-४० Fo) तथा उसके पुत्र बालाजी 
बाजीराव (१७४०-६१ Fo) के शासनकालमें इस संघ- 
पर पेशवाका कड़ा नियंत्रण रहा । फलस्वरूप मराठा 
सेनाओ्रोंने दिल्‍ली तथा पंजाब तक विजय यात्राएँ at) 
परंतु १७६१ ई० में पानीपतकी तीसरी लड़ाईमें पेशवा- 
की सेनाकी जबर्दस्त हार तथा उसके बाद ही पेशवा- 
बालाजी बाजीरावकी मृत्यु हो जाने तथा उसके बाद 
पेशवाइंके लिए होनेवाले उत्तराधिकार युद्धके कारण 
मराठासंघके महतत्त्वाकांक्षी सरदारोंपर पेशवाका नियंत्रण 
ढीला पड़ गया । फलस्वरूप मराठासंध मराठा राज्यके 
विघटनका एक प्रमुख कारण बन गया। मराठासंघके 
सरदारोंके आपसी ईर्ष्या-देष तथा उनकी प्रतिद्वन्द्रि ताके 
कारण, विशेषरूपसे gent तथा शिन्देकी प्रतिद्वन्द्िताके 
कारण, उनके लिए संयुक्त होकर कार्य करना असंभव 
हो गया | यह मराठा साम्राज्य, स्वतंत्रताके Bra तथा 
पतनका मुख्य कारण बना । 

मरुद्रधा-ऋग्वेदके नदीयूक्तमें जिन दस नदियोंके नाम आये 
हैं, उनमेंसे एक इसकी पहचान मस्वर्दंबन नदीसे की जाती 
है जो कश्मी र-जम्मू राज्यकी HUTA बहती है और 
चिनावमें मिल जाती है। श्रन्य नौ नदियोंके नाम हैं-- 
गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री (सतलज), परुष्णी 
(रावी), भसिक्‍ती (चिनाव), वितस्ता (झेलम), श्रार्जकीया 
(कांशी ) तथा सुषोमा (सोहन) । अ्रंतिम दो नदियां 
रावलपिंडी जिलेमें हैं। wear नदीके उल्लेखसे प्रकट 


350 


३५० 


मर्व-मलिक मोहम्मद जायसी 





होता है कि ऋग्वेद-कालीन art कश्मीर तथा जम्मूके 
अंतरंग भागोंसे परिचित थे । 

सर्व-अफगानिस्तानकी उत्तर-पश्चिमी सीमासे लगभग 
१५० मील उत्तर एक ATT १८८४ ०में रूसने इसपर 
अधिकार कर लिया | इंग्लैंडमें कुछ लोग इसे झूठमूठ 
बड़े सामरिक महत्त्वका नगर बता रहे थे। मर्वके १तनसे 
अंग्रेजोंमें ग्रफागानिस्तानपर, और परोक्ष भ्रथवा अपरोक्ष 
रीतिसे भारतपर रूसी हमलेका भय छा गया | इसपर 
इंग्लैंड शौर रूसमें युद्ध छिड़ जानेका खतरा उत्पन्न हो 
गया | परंतु ATT अब्दुरंहमान (दे०)के धैर्य और 
अंग्रेज तथा रूसी राजनेताओंके कूटनीतिक कौशलसे यह 
युद्ध टल गया । (देखिये, 'पंजदेह की घटना) 

मलय-पआ्राधुनिक मलय प्रायद्वीप, जिसका भारतसे दीर्घष- 
कालीन सम्बन्ध रहा है। इसके नामसे प्रतीत होता 
है कि इसका कोई सम्बन्ध प्रसिद्ध मालव गणसे रहा है, 
fag इस विषयमें कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । ale 
जातक BAA तथा टालेमीके भूगोलसे संकेत मिलता है 
कि भारतीयोंमें यह स्वर्णद्वीप aaa स्वर्णभूमिके रूपमें 
विख्यात था और मलय भारतके बीच खूब व्यापार होता 
था। मलय प्रायद्वीप तथा कम्बोडियामें प्रारम्भिक 
पाँचवी शताब्दी ई०के संस्क्रृत शिलालेख प्राप्त हुए हैं । 
दक्षिण-पूर्वे एशियामें wax du (दे०)के राजाश्रोंने 
जिस विशाल साम्राज्यकी स्थापना की थी, उसमें मलय 
भी सम्मिलित था । इन राजाओ्रोंका बंगाल तथा भारतसे 
fare सम्पकं था| तेरहबीं शताब्दी ई०में, जब भारतमें 
मुसलमानी शासनकी CATA हुई, AAT और भारतके 
सांस्कृतिक सम्बन्ध दूट गये । 

मलिक अम्बर-एक हब्शी गुलाम जो पदोन्नति करके ग्रहमद 
नगरका वजीर बन गया। वहाँ का राज्य-प्रबंध TAT 
वर्षों तक उसके grat रहा । उसने पहली बार १६०१ 
ई०में नामवरी हासिल की, जब उसने दक्षिण-पूर्वी बरारमें 
मुगल सेनाको हरा दिया । मुगल सेना दौलताबादपर अधि- 
कार करना चाहती थी जो अहमदनगर सल्तनतकी राज- 
धानी थी। १६०१ Sot राजधानी यहीं स्थानांतरित कर 
दी गयी थी | वह जितना योग्य सिपहसालार था, उतना 
ही योग्य राजनेता भी था| उसीके उद्योगसे अहमद नगर 
पर कब्जा HAF जहाँगीरके सारे प्रयत्न विफल हो गये। 
उसने AAS नगर राज्यकी उत्तम शासन-व्यवस्था की । 
इसके अलावा उसने राज्यमें मालगुजारीकी व्यवस्था भी 
बड़े सुन्दर ढंगसे की। सारी कृषि-योग्य भूमिको उर्ब॑रताके 
आराधारपर चार श्रेणियोंमें विभाजित कर दिया गया और 


लगान स्थायी रूपसे निश्चित कर दिया गया, जो नकद 
लिया जाता था। लगानकी वसूली राज्यके अश्रधिकारी 
गाँवके पटेलसे करते थे । मलिक अ्रम्ब॒रकी मृत्यु १६२६ 
ई०में बुढापेमें हुई । उसकी मृत्युके बाद ही अहमद नगर 
सल्तनतको मुगल साम्राज्यमें सम्मिलित किया जा सका । 

मलिक अयाज-गुजरातके सुल्तान महमूद बेगड़ा (दे०) 
(१४५६-१५११ ई०) के स/मुद्रिक azar अ्धिनायक | 
उसने १५०८ Soy frat सामुद्रिक बेड़ेके सहयोगसे, 
जिसका अधिनायकत्व ate हुसेन कर रहा था, चौलके 
निकट सामुद्रिक लड़ाईमें पुतंगरलियोंकों हरा दिया। 
परन्तु अगले साल डूयूके निकट एक सामुद्रिक लड़ाईमें 
पुर्तगालियोंने उसे हरा दिया और उसका बेड़ा नष्ट कर 
दिया । 

सलिक अहमद-प्रहमद नगरके निजाम-शाही वंशका प्रवर्तक। 
वह कुछ वर्षोतक बहमनी वंशके सुल्तान महमूद (दे०) 
के adler पूनाके निकट जुन्तारका हाकिम रहा । १४६० 
इईं०में उसने बगावतका झंडा बुलंद कर दिया और एक 
स्वतंत्र राज्यका शासक बन बैठा । उसने अहमद निजाम 
शाहकी उपाधि धारण की और अहमद नगरकों राज- 
धानी बनाया । उसने १४६६ fot देवगिरि अ्रथवा 
दौलताबाद जीत लिया और अपने राज्यको सुदृढ़ बनाया। 
उसकी मृत्यु १५०८ ई०में हुईं। उसके द्वारा स्थापित 
निजामशाही वंशके वंशज अहमद नगरपर १६३७ ई० 
तक शासन करते रहे। पश्चात्‌ उसका राज्य मुगल 
साम्राज्यमें सम्मिलित कर लिया गया | 

मलिक काफूर-देखिये, “IGT । 

सलिक गाजी शाहना-सुल्तान फीरोज तुगलक (१३५१-८८ 
ई०)का मुख्य वास्तु-शिल्पी । सुल्तान फीरोज तुगलकको 
इमारतें बनवानेका भ्रधिक शौक था। उसीके निर्देशमें 
मलिक गाजी शाहनाने फीरोजाबाद और जौनपुरके नये 
नगरोंका, मुसलमान यात्रियोंके लिए १२० सरायोंका 
तथा अनेक नहरोंका निर्माण कराया | इन नहररोंमेंसे 
एक नहर-पुरानी TAA नहर Wa तक काम कर रही है 
और मलिक गाजी शाहनाके निर्माण-कौशलका प्रमाण 
प्रस्तुत करती S| 

सलिक सकबूल-सुल्तान मुहम्मद तुगलक (१३२५-५१ई०) 
के राज्य कालमें वारंगलका सूबेदार । लगभग १३४० ई ०में 
हरिहर और बुक्कने मलिक मकबूलको वारंगलसे निकाल 
दिया और बादमें विजय नगर राज्य (दे०)की स्थापना 
की । 

खलिक मोहस्मद जायसी-बादशाह हुमायूंका (१५३०-५६ 


2s! 


afew शाह लोदी-महुयूद, गजनोका सुल्तान 


३५१ 





ई०)का सम-सामयिक अभ्रवधीका कवि । मुसलमान होते 
हुए भी उसने हिन्दी भाषामें रचना की । 

मलिक mtg लोदी-मुल्तानका एक अफ़गान | सरदार सुल्तान 
मुहम्मद GAT ( १३२५-३१ ३० )के राज्यकालके 
उत्तराध॑में उसने बगावत कर दी, परन्तु उसे पराजित कर 
दिया गया और वह श्रफगानिस्तान भाग जानेके लिए 
विवश हुआ । 

सलिक हसन-मूल रूपमें ब्राह्मण, जो मुसलमान बन गया 
और उसका नाम हसन रखा गया । बहमनी सुल्तान 
मुहम्मद तृतीय (१४६३-८२ ई०)के शासन-कालमें वह 
तेलंगानाका सूबेदार था। ag दक्खिनी मुसलमान 
WAU उस दलका प्रमुख सदस्य था जो विदेशी मुस- 
लमान wR दलके नेता महमूद wat (दे०)का 
विरोधी ati उसने उस पडयंत्रमें प्रमुख भाग लिया 
जिसके फलस्वरूप १४८१ ई०में महमूद गवाँका वध कर 
दिया गया । 

मल्लगण-गौतम बुद्ध (दे०)के समय पावा तथा कुसीनारामें 
निवास करता था। बौद्ध किंवदंतियोंमें इस गणके 
लोगोंका प्राय: उल्लेख Bat है । 

सल्लिकार्जुन-विजयनगरके राजा देवराय द्वितीय (दे०)का 
पुत्र तथा उत्तराधिकारी । उसने १४४७ से १४६४ go 
तक राज्य किया । मल्लिकार्जुन अपने सामंतोंको वशमें 
रखनेमें श्रसफल रहा | उधर बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन 
तथा उड़ीसाके राजा कपिलेश्वरने उसके राज्यपर आक्र- 
मण कर दिया । फलस्वरूप उसकी राज्यशक्ति क्षीण 
होने लगी । कुछ समय बाद चन्द्रगिरिके नरसिंह सालुब 
(दे०)ने उसका सिंहासन छीन लिया। नरसिंह सालुब 
velar सामंत था । 

सल्ल-बीजापुरका तीसरा सुल्तान | उसने १५३४ ईश्में 
केवल छः महीने शासन किया। वह बड़ा पापी था, 
इसीलिए उसे der बना कर गद्दीसे उतार दिया गया। 

HET राव होल्कर-इंदौ रके होल्कर वंशका प्रवरतेक-प्रारंभ- 
में वह पेशवा बाजीराब प्रथम (१७२०-४० ई०)की 
सेवामें रहा। उसकी स्वामि-भक्तिके फलस्वरूप मध्य 
भारतमें एक बड़ा क्षेत्र उसके शासनमें कर दिया var 
उसके उत्तराधिकारी इस क्षेत्रका शासन करते रहे । 
१६४८ ई०में उसके राज्यका भारतीय गंणराज्यमें विल- 
aa कर लिया गया | 

मसुलीपटूम-भा रतके पूर्वी समुद्रतटका एक नगर तथा बंदर- 
गाह। ईस्ट इंडिया कम्पनीने १६११ ई०में यहाँ एक कोठी 
स्थापित की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कम्पनीने भी १६६६ 


ई०में यहाँ भ्रपनी कोठी स्थापित की | पहले कर्नाटक-युद्ध 
(दे०) में फ्रासीसियोंने इसपर अधिकार कर लिया, परंतु 
तीसरे कर्नाटक-युद्ध (दे०)में कर्नल फोर्ड (दे०)ने इसे 
छीन लिया | १७५६ SoH यह पअंग्रेजोंको सौंप दिया गया | 

मसुली पट्टमूकी संधि-१७६८ foe अंग्रेजों और हैदराबाद 
के निजामके बीच हुई'। इसके द्वारा अंग्रेजोंने निजामको 
बालाघाठका शासक स्वीकार. कर लिया। | RAMA GES 
Sot मैसूरके साथकी गयी एक संधि तथा पुन: १७८४ 
ई०की मंगलूरकी संधिके द्वारा इस प्रदेशपर मैसूरका 
श्राधिपत्य स्वीकार कर लिया था। यह इस बातका उदा- 
हरण है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी भारतमें किस प्रकार छल- 
area कूटनीति खेल रही थी। लार्ड कानंवालिसने 
१७८८-८६ ई०में कम्पनीके द्वारा दिये गये वचनोंसे 
मुकर जानेकी कोशिश की । इसके फलस्वरूप तीसरा 
मैसूर-युद्ध (दे०) (१७६०-६२ ई० ) में हुआ । 

महमूद-ब्रीदर (Fo )का सुल्तान जिसने क्ृष्णदेव राय (Fo) 
के सिंहासनपर बंठनेके बाद हो विजयतगरपर हमला कर 
दिया । कृष्णदेवरायने उसकी सेनाप्रोंको पीछे खदेड़ दिया 
और युद्ध भूमिमें वह घायल भी हो गया । 

महमूद खिलजी-मालवाके सुल्तान महमूद गोरी (१४३२- 
३६ ई०) (दे०)का वजीर उसने भ्रपने मालिकको जहर 
देकर मार डाला और १४३६ ई०में उसकी गद्दी छीन 
ली । उसने १४३६ ई०से १४६६ Got प्रपनी मृत्यु तक 
शासन किया और मालवामें खिलजी वंश चलाया। 
उसका जीवन पड़ोसी राजाझ्रों-गुजरातके सुल्तान, मेवाड़ के 
राणा कुम्भा तथा निजाम शाह बहमनीसे युद्ध करनेमें 
बीता । उसने राज्यका काफी विस्तार किया तथा कई 
सुन्दर इमारतें बनवायीं, जिनमें राजधानी मांडूमें निभित 
एक सतखंडी मीनार भी थी । 

महमूद खिलजी द्वितीय (१५१२-३१ ई०)-मालवाके 
खिलजी वंशका भ्रंतिम सुल्तान | गुजरातके सुल्तान बहादुर 
शाह (१५२६-३७ ई०) (दे०)ने उसे हरा दिया और 
उसका राज्य अपने राज्यमें मिला लिया | 

महमूद, ग़ज़नीका सुल्तान-प्रमीर सुबुक्तगीनका लड़का, जो 
उसके बाद ६८५६-८७ ई०में ग़ज़नीकी गद्दीपर बैठा | 
उसने ATH स्वतंत्र सत्ताकी सूचना देनेके लिए सुल्तानकी 
पदवी धारण की और १०३० ई ०में अपनी मृत्यु तक राज्य 
किया। उसने अपने राज्यकालमें भारतपर कई चढ़ाइयाँ कीं 
(इनकी संख्या श्राम तौरसे सत्नह मानी जाती है) 1 
उसका पहला हमला १००१ ई०में जयपाल (दे०) पर 
gar, fat उसमे पेशावरके तिकट हराया। सात साल 


352 


३५२ 





बाद उसने जयपालके उत्त राधिकारी श्रनंगपालको STA | 
इन THAIS फलस्वरूप पंजाब एक प्रकारसे उसके 
भ्रधिकारमें ar गया। श्रगले वर्षों उसने थानेश्वर, 
मथुरा तथा कन्नौजपर चढ़ाई की और ग्वालियर तथा 
कालंजरको अपने ata किया । १०२६ ई०में उसने 
काठियावाड़ (सौराष्ट्र ) पर चढ़ाई की श्र सोमनाथके 
मंदिरका शिवलिंग तोड़ डाला और नगर एवं मंदिरकी 
सम्पत्ति लूट ली। उसने भारतपर अ्रंतिम चढ़ाई १०२७ 
SoH मुल्तानपर की । सुल्ताच महमूद बहुत ही योग्य 
सिपहसालार था | ag विद्वानोंका श्रादर करता था भौर 
कला तथा वाह्तुकलाका प्रेमी था। उसने झपनी राज- 
धानी ग़ज़नीमें कई खूबसूरत इमारतें बनवायीं तथा 
झीलों, पुस्तकालयों आदिका निर्माण कराया। उसने 
पंजाबको श्रपने राज्यमें मिला लिया और शेष भारतके 
राजवंशोंकी शक्ति क्षीण कर दी । 

महमूद val, ख्वाज़ञा-एक ईरानी सरदार, जिसे ग्यारहवें 
बहमनी सुल्तान BATT (१४५७-६१ ई०)ने नौकर रख 
लिया । उसने धीरे-धीरे उच्च पद प्राप्त कर लिया। 
हुमायू के नाबालिग लड़के तिजाम (१४६१-६३ ई०) 
के राज्यकालमें उसने और पदोन्नति की । निजामकी 
ओरसे उसकी मां शासत चला रही थी । शासन-कार्यके 
लिए उसने दो मुख्य सलाहकार नियुक्त किये, जिनमेंसे एक 
महमूद गवाँ था। १४१३ ई०में भ्रचानक निजामकी 
मृत्यु हो गयी और उसका भाई मुहम्मद गद्दीका वारिस 
बना। मुहम्मद शाहने १४३६ से १४८२ ई० तक राज्य 
किया। उसके राज्यकालमें महमूद गवाँकों बड़ा वजीर 
बना दिया गया। उसने सुयोग्य सिपहसालार और 
राजनेताके रूपमें बहमनी राज्यके विस्तारमें सबसे afer 
योगदान किया । 

ag विद्वानोंका बहुत आदर करता था और कला 

तथा वास्तुकलाका प्रेमी था। उस समय बीदर बहमनी 
राज्यकी राजधानी थी । उसने वहाँ एक विद्यालय तथा 
पुस्तकालयक्ी स्थापना की । ara मुसलमान श्रमीर 
उससे दुश्मनी रखते थे । अंतमें वे उसके खिलाफ षड्यंत्र 
रचनेमें सफल हो गये। उन्होंने उसके नामकी जाली 
चिट्ठियाँ बता कर सुल्तान मुहम्मद शाहको विश्वास 
दिला दिया कि वह विश्वासघात करके विजय नगरके 
राजासे मिल गया है। सुल्तानके हुक्मससे १४८१ fot 
उसका बध कर दिया qari इस अन्यायपूर्ण कृत्यसे 
बहमनीके सुल्तानोंकी राज्य-सत्ताको भारी क्षति पहुँची 
और wer बहमनी राज्य कई टुकड़ोंमें बट गया । 


महमूद Tal, रुवाजा-महमृद बेगड़ा (अथवा बिगढ़ा) 

सहमूद ग़ोरी (१४३२-३६ ई०)-मालवाके गोरी वंशका 
तीसरा और afta शासक | ag नितांत अ्रयोग्य शासक 
था और बहुत प्रधिक शराब पीता था। १४३६ fom 
उसके TA उसको जहर देकर मार डाला | 

महम्‌ द, जौनपुरका सुल्तान-शर्की वंशका तीसरा सुल्तान । 
उसने १४३६ से १४५८ ई० तक राज्य किया | वहू 
सफल शासक था और उसने जौनपुरमें कुछ खूबसूरत 
मसजिदें बनवायीं । 

महमूद तुगलक (१३९४-१४१३ ई०)-दिल्लीके तुगलक 
वंशका श्रंतिम सुल्तान। उसके राज्यकालमें भ्रनवरत 
संधर्ष चलते रहे और दुरवस्था चरम प्तीमापर पहुँच 
गयी । उसके राज्यकालके पूर्वाद्धमें लम्बा उत्त राधिका र- 
युद्ध ११२६६ ई० तक चलता रहा, जब उसका प्रतिद्वन्द्दी 
सुल्तान नसरत शाह पराजित हुआ ale मारा TAT! 
उसके राज्यकालके उत्तराद्धमें दिल्‍ली सल्तनत दूटने 
लगी । जौनपुर, गुजरात, मालवा और खानदेश स्वतंत्र 
मुसलिम राज्य बन गये । दूसरी श्रोर ग्वालियरमें एक 
स्वतंत्र हिन्दू राज्यकी स्थापता हुई। Sarah हिन्दुभों में 
बराबर विद्रोह होता रहा । इन्हीं परिस्थितियोंमें १३९८ 
SoH TY. (दे०)ने भारतपर चढ़ाई कर दी। सुल्तान 
महमूद तुगलकके राज्यमें इतनी श्रव्यवस्था थी कि श्राक्र- 
मणकारी दिल्लीकी सीमाझ्रों तक पहुँच गया भ्रौर उसका 
कोई प्रतिरोध नहीं किया गया। तैमूरकी सेनाभोंने 
सुल्तानकी सेनाको गहरी शिकस्त दी att महमूद गुजरात 
भाग गया। तैमूरकी विजयी सेना दिल्लीमें घुस श्रायी 
ait ae दिन निर्देयतापू्वक लूट-पाट और राज- 
धानीका विध्वंस करती रही । तमूरके वापस लौट जाने- 
के बाद भारत भीषण अभ्रकाल तथा महामारीसे ग्रस्त रहा। 
fecha सल्तनतकी हालत aa एक सड़ती लाश जैसी 
थी। तैमूरकी सेनाके चले जानेके बाद सुल्तान महमूद 
तुगलक दिल्‍ली वापस लौट आया att वह सल्तनतको 
विनाशसे नहीं बचा सका। १४१३ ई०में उसको मृत्यु 
होनेपर तुगलक बंशका sat हो गया । 

महमूद बेगड़ा (अथवा बिगढ़ा)-गुजरातक। छठाँ सुल्तान । 
ag axe वर्षकी उम्रमें गद्दीपर aor और बावन वर्ष 
(१४५६-१५११ ई०) तक सफलतापूर्वक राज्य करता 
रहा । वह अपने वंशका सबसे प्रमुख सुल्तान था । उसने 
बड़ोदाके निकट चांपानेर तथा जूनागढ़ जीत लिया तथा 
अहमद TTA सुल्तानको हराया। उसने भारतीय समुद्रों- 
में पुतंगालियोंसे भी युद्ध किया और १५०८ ई०में चौल- 
की लड़ाईमें एक पुर्तगाली जंगी बेड़ेको ge feat झगले 


263 


महमूद WE बहमनी-सहापद्स 
वर्ष १५०६ fou पुर्तंगालियोंने उसका बड़ा gat दिया | 
फिर भी उसने अपने राज्यकालमें पुर्तगालियोंकों दिवपर 
कब्जा करने नहीं दिया sat बड़ी शानदार मूंछें बढ़ा 
रखी थीं और इतना अधिक खाता था कि उसके बारेमें 
सारे देशमें तरह-तरहकी कपोल कथाएं प्रचलित हो गयीं। 
एक इटालवी यात्री लुडोविको डी वारदेमा उसके राज्यमें 
आया at उसने भी इन कथाओ्रोंका उल्लेख किया है 1 

RAT शाह बहसनी (१४८२-१५१८ Fo )-बहमनी राज्य- 
का अन्तिम शासक तथा सुल्तान मुहम्मद तृतीयका 
उत्तराधिकारी । गद्दीपर बैठनेकेसमय उसकी उम्र बारह 
aia की थी ! उसने छब्बीस वर्षतक राज्य किया । वह 
aaa शक्तिह्दीन था। उसके राज्यकालमें बीजापुर, गोल- 
कुण्डा, ATT तथा अहमद नगर बहमनी सल्तनतसे AAT 
हो गये। १५१८ ई०में उसकी मृत्युके समय केवल बीदर- 
का शासक उसकी नाममात्रकी अधीज़ता स्वीकार करता 
था। 

महलवारी प्रथा-देखिये, भूमि व्यवस्था! । 

महतद-प्रफगानों का एक कबीला। डूरैण्ड सीमारेखा (Zo) 
के अभ्रनुसार उसको भारतीय सीमाके अन्तर्गत रखा TAT | 
इस कबीलेके लोग लड़ाकू और झगड़ालू होते हैं। उन्हें 
ora रखनेके लिए ब्रिटिश भारतीय सरका रको जब-तब 
दण्डात्मक काररवाई करनी पड़ती थी । 

महाक्षत्रप-इनकी दो शाखाएँ थीं, यथा पश्चिमी क्षत्रप 
कुल, जिसका saat भूमकने महाराष्ट्रमें किया और 
उज्जबिनीका महाक्षत्रप कुल, जिसे चष्टन (चस्टन अथवा 
सष्टन) ने प्रचलित किया था। इन दोनों कुलोंके प्रवर्तक 
शक आआराक्रान्ताओंके सरदार थे। पश्चिमी क्षत्रप कुलके 
आरम्भकी तिथि निश्चित नहीं है। कदाचित्‌ उसकी 
राजधानी नासिक थी और केवल दो शासकों, भूमक 
और नहपानके ही नाम ज्ञात हैं । दोनोंमें किसी की भी 
तिथि निश्चित नहीं है। विद्वानोंने भूमकका काल ईसाकी 
प्रथम शताब्दीका प्रारम्भिक वर्ष माता है और नहपान- 
क्रा काल दूसरी शताब्दीका प्रारम्भिक वर्ष । पश्चिमी 
भारतके शक क्षत्रपोंमें तहपान सबसे प्रतापी था। उसका 
उल्लेख कई भ्रभिलेखोंमें क्रिसी अनिश्चित daa की 
तिथियोंके साथ हुआ है। कुछ विद्वानोंने उक्त तिथियोंको 
शक, संबत्‌की तिथियाँ स्वीकार किया है और उसका 
राज्यकाल ११६ ई०से १२४ Lo तक ठहराया है | उसने 
क्षत्रपके रूपमें शासन आरम्भ किया और उपरान्त महा- 
क्षत्रष बना । नहपानने पश्च्रिमी भारतके एक विस्तृत 
श्रू-भागपर राज्य किया ate प्रभूत दान दिया | किन्तु 


शेश्३े 


सातवाहन शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी (दे०) ने 
उसे परास्त करके पश्चिमी क्षत्रपोंके वंशका wea कर 
दिया । 
उज्जयिनीके महाक्षत्रपोंने dara तक शासन 
feat | इस dere sade यशोभोतिकका ga चस्तन 
अथवा चष्टन था। यशोभोतिकके नामसे ही स्पष्ट है कि 
वह शक था। उसका शासनकाल लग्रभग १३० FoF 
आरम्भ हुआ और उसके वंशज रे८८ fo तक राज्य 
करते रहे । इस वंशका सबसे महान शासक चष्टनका 
पौत्न रुद्रदामा प्रथम (दे०) ( १३०-१५० Fo ) था। 
उसने पश्चिमी भारतके एक विस्तृत भू-भागपर राज्य 
किया और उसकी उपलब्धियाँ गिरनार नामक पर्वेतपर 
उत्कीर्ण एक संस्कृत अंभिलेखमें वरणित हैं । श्रभिलेखके 
अनुसार उसने सुदर्शन तालके उस बाँधका पुननिर्भाण 
कराया जो सर्वेश्रथम चन्द्रगुप्त At (दे०)के शासनकाल- 
fafa हुआ था । रुद्रदामाके उपरान्त उसका ज्येष्ठ 
पुत्र, दामघसद प्रथम शासक हुआ और उपरान्त उसका 
पुत्र जीवनदामा तथा दामघसदका भाई रुद्रंसिंह सिहासना- 
सीन हुए। 
रुद्रसिहके उपरान्त उसके तीन पुत्र Maa प्रथम, संघ- 

दामा और दामसेन शासक हुए और दामसेनके उपरान्त 
उसके तीन पुत्न यशोदामा, विजयसेन और दामजदश्री 
क्रमशः सिहासनासीन हुए । उपरान्त रुद्रसेन द्वितीय, 
विश्वमित्र, wa दामा, रुद्रदामा द्वितीय और रुद्रसेन तृतीय 
(३४८-३७८ ई०)ने शासन किया । रुद्रसेत तृतीयके 
उत्तराधिकारी कदाचित्‌ सिहसेन, wat चतुर्थ ak 
सत्यरस्तिह थे। सत्यर्सिहका ga और उत्तराधिकारी रुद्र- 
fag तृतीय इस वंशका afar शासक था। उसे गुप्त 
सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्यने पराजित श्रौर 
अपदस्थ किया । उज्जयिनीके महाक्षत्रपोंका इतिहास 
इस दृष्टिसे रोचक है कि ag दर्शाता है कि उस कालका 
एक विदेशी शासक वंश कितनी शी घ्रतासे ही भारतीय 
एवं हिन्दू धर्मानुयायी बच. गया तथा उसने संस्कृतको 
अपनी राजभाषा स्वीकार कर लिया । 

महात्मा गांधी-देखिये, गांधी, मोहनदास HUTA | 

महानन्दी-शैशुनाग वंशका भ्रन्तिम राजा। उसका राज्य- 
काल पाँचवीं शताब्दी ई० Go भ्रन्तिस भाग अथवा चौथी 
शताब्दी ई० पू०का था | उसके राज्यकालके बारेमें कुछ 
अधिक ज्ञात वहीं है । 

ARTI AT बंशका आ्राव्पुरुष । पुराणोंके AT 
सार वह. शैशनाग वंशके अ्रन्तिम राजा महानन्दीका शूर 


350 


३५४ 


महाभारत-महाराष्ट्र 





दासीसे उत्पन्न पुत्र था। उसने महानन्दीकी हत्या करके 
मगधका सिंहासन छीन लिया। दासी-पुत्र होनेके बावजूद 
महापदमने भ्रपनेको एक शक्तिशाली शासक सिद्ध क्रिया। 
उसने मगध राज्यका विस्तार पूर्वमें कलिगसे लेकर 
पश्चिममें पंजाबकी व्यास नदी तक fear । प्रतीत होता 
है कि उसने इस विशाल साम्राज्यक्षा शासन अत्यन्त 
. योग्यताके साथ किया। उसके राज्याभिषेककी सही 
तिथि ज्ञात नहीं है । उसने कितने ad राज्य किया, यह 
भी निश्चित नहीं है । परन्तु उसके साम्राज्यका विस्तार 
देखते हुए, अनुमान होता है कि उसने चौबी शताब्दी 
ई० पृ०के पूर्वाद्धमें लगभग तीस वर्षतक राज्य किया । 
महाभारत-संस्कृतका दूसरा और सबसे बड़ा महाकाव्य, 
इसके रचयिता vale वेदव्यास माने जाते हैं । यह बहुत 
विशाल ग्रंथ है ओर इसमें एक लाख श्लोक हैं। सम्पूर्ण 
महाभारतका पहला उल्लेख गुप्तकाल ( चौथी-पांचबी 
शताब्दी ई०)के एक शिलालेखमें मिलता है, परन्तु इसका 
मूल अंश और प्राचीन रहा होगा, क्‍योंकि पाणिनिको 
उसकी सूचना थी । पाणिनि ईसवी सन्‌ प्रचलित होने- 
से पूर्व हुए । महाभारतकी मुख्य कथा कौरवों aie 
पांडवोंके agat कथा है जो चचेरे भाई थे। aha 
हस्तिनापुर ( मेरठ जिलेमें स्थित ) के राजा धृतराष्ट्रके 
पुत्र थे श्रौर पांडव धृतराषप्ट्रके छोटे भाई पांडुके पुत्र थे, 
और आधुनिक दिल्‍लीके निकट इन्द्रप्रस्थमें राज्य करते 
थे। पांडवोंका पांचालों तथा यादवोंसे विवाह-सम्बन्ध 
at पांडवोंने अपनेको सावंभौम राजा घोषित किया । 
कौरव पांडबोंके इस उत्कर्षकी सहन नहीं कर सके। 
फलस्वरूप दोनोंके बीच युद्ध हुआ, जिसमें आ्रार्यावत्तक् 
प्रायः सभी राजाओोंने कौरवों waar पांडवोंके पक्षधर 
बन कर भाग लिया। पातीपतके मैदानके निकट जहाँ 
ऐतिहासिक कालमें तीन बार भारतका भाग्य निर्णय 
हुआ, कुरुक्षेत्र मं भ्रठारह दिन तक भीषण युद्ध हुआ | 
इसमें कौरव पराजित हुए और पांडब विजयी होकर 
भारतके ASH राजा बने । परत्तु इस महान्‌ विजयके 
बाद ही उन्होंने संसारसे विरक्त होकर राज्य त्याग दिया । 
उनके वाद राजा परीक्षित उनका उत्तराधिकारी ga । 
महाभारतमें कौरवों श्र पांडवोंकी मुख्य कथाके 
अतिरिक्त श्रनेक उदात्त राजाओं और उनकी रानियों 
तथा अनेक तपोधन ऋषियोंकी नेतिक शिक्षाप्रोंसे भरी 
रोचक कहानियाँ हैं । भगवद्गीता भी इसीका एक अंश 
है। महाभारतको हिन्दू अपना राष्ट्रीय महाकाव्य मानते 


हैं और इसका सभी भारतीय भाषाश्रोंमें अनुवाद gar- 


है । हिन्दू अपनी इस कथाकों जावा तथा कम्बोडिया 
जैसे सुदूर देशोंमें भी ले गये, जहाँ उन्होंने wae उपनि- 
वेश बसाये | 
महारानी विक्टोरिया-देखिये, 'विक्टोरिया' | 
महाराष्ट्र-पश्चिमी घाठके Ta AaB नाम, जो पूर्वमें वर्धा- 
से लेकर पश्चिममें समुद्रतट तक विस्तृत है । इस क्षेत्रको- 
तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता है । पहला कोंकण, 
जो पश्चिमी घाट और समुद्रतटके बीचमें स्थित 21 
दूसरा भावल, जो केवल २७ मील चौड़ा है और पश्चिमी 
घाटके पूर्वमें स्थित है । तीसरा देश, जो भावलके G4 
स्थित है। इस क्षेत्रकी पहाड़ियोंपर पानी सुगमतासे 
मिल जाता है और किलेबंदीके लिए प्राकृतिक सुविधाएं 
प्राप्त हैं। महाराष्ट्रके लोग बड़े सीधे-सादे, was तथा 
स्वावलम्बी हैं । उनमें राजपूतों जैसी शूरवीरता तो नहीं 
है, परन्तु वे उतसे भ्रधिक कुशाग्र-बुद्धि रखते हैं। . वे 
साधनोंकी अपेक्षा साध्यपर अ्रधिक ध्यान देते हैं ॥ ईसवी 
सनकी प्रारम्मिक शताब्दियोंमें इस क्षेत्रपर भूभक द्वारा 
स्थापित शक क्षत्रपोंका एक वंश राज्य करता था। 
पाँचवी शताब्दी ई०में चन्द्रगुप्त द्वितीय (दे०)ने शकोंका 
उच्छेद करके इस. क्षे्रको गुप्त साम्राज्यमें सम्मिलित कर 
feat | सातवीं शताब्दी ई०में यह क्षेत्र चालुक्य राजा 
पुलकेशी द्वितीय (६०८५-४२ ई०) (दे०)के राज्यका 
एक भाग था। चीनी यात्री ह्युएन-त्सांगने इस क्षेत्रकी 
यात्रा की थी | उसने अनुभव किया कि इस क्षेत्रमें यात्रा 
करना अत्यन्त दुष्कर है। इसके बाद इसपर राष्ट्रकूटों 
(दे०)ओऔर फिर देवगिरिके यादवोंका, पश्चात्‌ दिल्‍्लीके 
सुल्तानोंका राज्य रहा | बादमें यह बहमनी राज्यके अन्त- 
गंत आ गया । बहमनी राज्य समाप्त होनेपर यह क्षेत्र 
अहमदनगर और बीजांपुरके सुल्तानोंके वीच az गया 
और इसका पृथक्‌ अ्रस्तित्व अ्रथवा इतिहास एक प्रकारसे 
समाप्त हो गया । 
परन्तु सत्नहवीं शताब्दीके मध्यमें एक महापुरुषका 
उदय होनेसे इस क्षेत्रने फिरसे प्रमुखता प्राप्त कर ली। 
यह महापुरुष शिवाजी थे, जिनका जन्म १६२७ fot 
हुआ । उन्होंने महाराष्ट्रके लोगोंमें राष्ट्रीय एकता तथा 
स्वतंत्रताकी भावना उत्पन्त की और १६८० ई०में अपनी 
मृत्युसे पूर्व एक स्वतंत्र हिन्दू राज्यकी स्थापना कर दी । 
मुगल साम्राज्य अपने सारे साधनोंके बावजूद इस राज्य- 
का उच्छेद नहीं कर सका और यह लगभग डेढ़ सौ वर्षों 
तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रहा। शिवाजीके 
पौत्न साहुकी १७४६ ई० मृत्यु हो जाने पर उनकी वंश 


256 


मह॒(वंश-महावीर 


RAY 





परम्परा समाप्त हो गयी परन्तु उस समेय तक मराठा 
राज्यका शासन पेशवाश्रों (दे०)के हाथमें श्रा गया था। 
पेशवाश्रोंने पूताकों राजधानी बना कर 2025 ई० तक 
गहाराष्ट्रपर शासन fear) १८१८ fot अंतिम पेशवा 
बाजीराव द्वितीय अंग्रेजोंसे हार गया और गद्दीसे उतार 
दिया गया । परन्तु इसके बाद भी मराठा भारतीय राज- 
नीतिमें एक मुख्य शक्ति बने रहे | मराठा शाराक बड़ोदा- 
के गायकवाड़, ग्वालियरके fark, इन्दौरके gene तथा 
नाग्रपुरके भोंसले ब्रिटिश भारतीय सरका रके प्रत्यक्ष तथा 
इंग्लैण्डके राजाके अप्रत्यक्ष आधिपत्यमें, आश्रित राजा- 
की हैत्तियतसे मध्य तथा दक्षिणी भारतके काफी बड़े भाग- 
पर राज्य करते रहे । १६४८-४६ ई०में इन सब देशी 
रियासतोंका भारतीय गण राज्यमें विलबन हो गया । 

महावंश-श्री लंका ( सिहल ) का इतिहास ग्रन्थ । यह राजा 
महानामके राज्यकालमें लिखा गया जिसने ४५८ ई०से 
४८० fo तक राज्य किया । श्रीलंकाका प्राचीन इतिहास 
amie समय स्थान-स्थानपर भारत तथा उसके इतिहास- 
का उल्लेख किया गया है। वास्तवमें श्रशोक तथा 
श्रीलंकामें बौद्ध धर्मके प्रचारके art feet सूचना 
महावंशसे ही प्राप्त की गयी है। 

महाबत खाँ-मुगल कालकी एक उपाधि । यह विविध समयों- 
में विविध व्यक्तियोंकों प्रदान की गयी जिसे प्राप्त करने- 
वाले एक व्यक्तिने सवसे अ्रधिक ख्याति और प्रतिष्ठा 
पायी, ag जमानबेग नामक योग्य सेनिक था। बादशाह 
जहाँगीरने await होनेके बाद ही १६०५ Goh उसे 
यह उपाधि प्रदान की । प्र।रम्भमें वह बहुत ही स्वामि- 
waa We योग्य सिपहसालार सिद्ध हुआ । उसे राणा 
अमर सिंहसे युद्ध करनेके लिए मेवाड़ भेजा गया । उसने 
कई घमासान लड़ाइयोंमें उसे हराया । मेवाड़से लौटने 
पर उसे दविखित भेजा गया। उसे वहाँके बागी सूबेदार 
खानखानाको अपने साथ राजधानी लानेका काम सौंपा 
गया । यह कार्य उसने बड़े युक्तिकौशलके साथ सफलता- 
पूर्वक सम्पन्त किया । 

जैसे-जैसे जहाँगीरपर नूरजहांका प्रभाव बढ़ता गया, 

वैसे-बैसे महावत खाँपर जहाँगी रकी क्रपादृष्टि कम होती 
+.ती । मलका नूरजहाँके पिता और भाई, दोनों महावत 
ata विरोधी थे। अगले बारह साल तक बादशाहने 
महावत खाँको कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा । इससे 
ag हताश होने लगा। फिर भी शाहजादा खुरंमने जब 
जहाँगीरके खिलाफ बगावत की, तो महावत at उसे 
दबानेके लिए शाही फौज लेकर गया । उसने बागी 


शाहजादेको पहले दक्बिनमें बिलोचपुरके युद्धमें और फिर 
इलाहाबादके निकट डमडमकी लड़ाईमें हराया | इन 
विजयोंसे मलका नूरजहाँका उसके प्रति विरोध भाव और 
बढ़ गया और उसे काबुलकी सूबेदारीसे हटाकर बंगाल 
भेजा गया | इससे महावत खाँ इतना भड़क उठा कि 
उसने १६२६ ई०में दिल्‍्लीका Ger saz Bat कोशिश 
की । जहाँगीर जिस समय काबुल जा रहा था, वह 
उसे ait हिरासतमें ले लेनेमें सफल हो गया । परन्तु 
नूरजहाँ महावत खाँसे कहीं श्रधिक चालाक थी। उसने 
शीघ्र बादशाहको हिरासतसे छुड़ा लिया और दरबारमें 
महावत खाँका प्रभाव समाप्त हो गया । 
महाबत खाँ हृताश होकर शाहजादा खुरंमसे मिल 
गया, जिसने १६२६ ई०में बगावत कर दी । परन्तु उसके 
साथ जहाँगीरका कोई युद्ध नहीं हुआ | १६२७ Foi 
जहाँगी रकी मृत्यु हो गयी । शाहजहाँके तख्तपर बेठने- 
पंर महावत खाँको उच्च पदोंपर नियुक्त किया गया और 
उसे खानखानाकी पदवी दी गयी | महावत ata दिल्‍ली- 
की गद्दीके लिए होनेवाले उत्तराधिकार युद्धमें शाहजहाँ- 
का समर्थन किया, बुन्देलखंडमें एक बगावतकों कुचला, 
दौलताबादपर घेरा डाला और उसपर दखल कर 
लिया । इस प्रकार उसने भ्रहमदनगरको पूरी तौरसे 
मुगल साम्राज्यके अधीन बना दिया । यह महावत खाँकी 
अंतिम सफलता थी | वह मुगलोंका बहुत ही योग्य सिपह- 
सालार था ! उसने बीजापुरको भी जीतनेकी कोशिश 
की, परंतु विफल रहा । इसके लिए बादशाहने उसकी 
तंबीह की । इस भपमानसे वह बहुत दुःखी हुआ और 
१६३४ ई०में उसकी मृत्यु हो गयी | 
सहावीर-अथवा वर्धभान महावीर, जो जैन धर्मके प्रवर्तक 
थे। उनका जन्म उच्च क्षत्निय कुलमें हुआ था जो वैशाली 
तथा मगधके राजवंशसे सम्बन्धित था । उनका पहला 
नाम वर्धभान रखा गया । उनकी जन्मतिथि तथा निर्वाण 
तिथि निश्चित रूपसे ज्ञात नहीं है, परन्तु इतता निश्चित 
है कि जन्म बिम्बिसार (दे०) के राज्यकालमें हुआ AIT 
तिर्वाण बिम्बिसा रके पुत्र श्रजातश्नु (दे०)के राज्यकाल- 
में, गौतम azar निर्वाण होनेसे कुछ पहले हुआ । वे 
कुछ वर्ष गृहस्थ जीवनमें रहे । तीस वर्षकी श्रवस्थामें 
उन्होंने गृह त्याग किया और aA झनागार श्रमण बन 
गये । उन्होंने बारह वर्ष तक दुष्कर तप किया, जिसके 
फलस्वरूप उन्हें पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति हुई, जिसे 'केवल-ज्ञान' 
कहते हैं । इसके बाद वे केवली (केवल ज्ञानके धारक), 
निग्रस्थ ( ग्रन्थियोंसे रहित ), जिन ( इन्द्रियजेता ) तथा 


386 


३५६ 


महावीर कहलाने लगे। श्रगले तीस वर्षों तक वे देशमें 
चारों ओर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए सद्धर्मका 
उपदेश देते रहे । उन्होंने जिस धर्मका उपदेश दिया, उसे 
आजकल जैनधर्म कहते हैं। उन्होंने राजा श्रजातशत्रुके 
राजकालमें ७२ वर्षकी अवस्थामें बिहारके पटना जिला 
स्थित पावापुरीमें निर्वाण प्राप्त किया । निर्वाणकी तिथि 
अनिश्चित है । 
सहिल्‍ा जागरण-का सूत्रपात मुख्य रूपसे बीसवीं शताब्दी- 
में हुआ । यद्यपि प्राचीन कोल॑में भारतीय महिलाओओोंमें 
शिक्षाका व्यापक प्रचार था तथापि उल्लीसवीं शताब्दीमें 
पहुँचने तक उनमें ata सामाजिक कुरीतियाँ बद्धमूल 
हो चुकी थीं, यथा, सती प्रथा, जन्मते ही कनन्‍्याओंकी 
हत्या कर देना, बाल-विवाह, विधवाओ्रोंकी दयनीय दशा, 
पर्दा प्रथा तथा बहु-विवाह प्रथा । सती प्रथा तथा शिशु- 
हत्या उन्नीसवीं शताब्दीके द्वितीय चतुर्थाशर्में कानून 
बना कर बन्द कर दीं गयी । पं ० ईश्वरचन्द्र विद्यासागरकी 
प्रेरणासे कानून बनाकर सहवास की श्रायु बढ़ा दी गयी 
तथा हिन्दू विधवाओंके पुनविवाहकों वैध करार दे दिया 
गया । महिलाओोंके उत्थानके मार्गमें सबसे बड़ी बाधा 
उनके बीच फैली निरक्षरता थी। ईसाई मिशनरियों, 
ब्राह्मसमाज तथा आये-समाज जैसी समाज-सुधारक 
संस्थाप्नों तथा उदारमना भारतीयोंके प्रयाससे क्रमिक 
रीतिसे महिलाप्रोंमें श्रशिक्षाक्ा उन्मूलन किया गया । 
१८४६ ई०में लड़कियोंकी शिक्षाके लिए वेथ्यून कालेज- 
की स्थापना की गयी। इसके बाद इस प्रक्ारकी अनेक 
महिला शिक्षा-संस्थाएँ खोली गयीं। मानवशास्त्र, 
चिकित्सा, विज्ञानादिकी शिक्षा संस्थाप्रोंमें सहशिक्षाकी 
व्यवस्था की गयी। प्रो० Haat पूनामें एक महिला विश्व- 
विद्यालयकी स्थापना की । 
देशकी राजनीतिमें उदारतावादी प्रवृत्ति योंका समा- 
वेश होनेके साथ विधान मण्डलोंके लिए जन-प्रतिनिधियों- 
को चुननेमें महिलाग्रोंको भी मताधिकार प्राप्त होने 
लगा 1 इस समय प्रत्येक वयस्क पुरुषको ही नहीं, वरन 
प्रत्येक aaen महिलाकों भी समान मताधिकार प्राप्त 
है। इस दिशामें स्वतन्त्र भारत इंग्लैण्ड तथा कई यूरोपीय 
देशोंसे आगे निकल गया है। एक प्रख्यात भारतीय 
महिला इंग्लैण्ड तथा सोवियत संघमें राजदुतके पदपर 
रह चुकी हैं, यही नहीं उन्होंने संयुक्त राष्ट्र-संघमें भी 
भारतका प्रनिनिधित्व किया है। एक aa विख्यात भार- 
तीय महिला इस समय भारतकी प्रधान-मन्त्री हैं TH 
अन्य प्रख्यात महिला भारतके एक प्रमुख राज्यमें राज्य- 


महिला जागरण-महेन्द्र पाल 


पालके पदको सुशोभित कर रही हैं। स्वतन्त्र भारतमें 
कानून बनाकर हिंन्दुओंमें बहु-विवाहपर रोक लगा दी 
गयी है तथा पिताकी सम्पत्तिमें पुत्नीको भी उत्तरा- 
धिकार प्रदान कर दिया गया है। मुसलमान स्त्रियोंको 
छोड़कर अन्य सभी भारतीय स्त्रियोंको va उतनी ही 
स्वतन्त्रता प्राप्त है जितनी भारतीय पुरुषोंको । राष्ट्रको 
प्रगतिके care अग्रसर करनेमें भारतोय महिलाएँ भी 
अब पुरुषोंके साथ कन्धेसे कंधा भिड़ाकर महत्त्वपूर्ण योग- 
दान कर रहो हैं । (कई राज्योंमें महिलाएँ मुख्य-मंत्रीके 
पदको सुशोभित कर चुकी हें । भारतीय प्रशासनिक सेवा 
तथा भारतीय पुलिस सेवामें भी अनेक महिलाएँ उच्च 
पदोंपर आसीन हूँ । -सं० ) 

सहिला सिपाही-इनकी भरती प्रठारहवीं शताब्दीकी अन्तिम 
तिमाहीमें हैदराबादके निजामने की। कहा जाता है 
कि इन्होंने १७६५ ई० में मराठों और निजामके बीच 
कुर्दलाके युद्धमें भाग लिया था। बताया-जाता है कि ये 
महिला सिपाही दिलेरीमें निजामी फौजके पुरुषवर्गसे 
कमजोर नहीं साबित हुईं | 

महीपाल प्रथम ( लगभग €७८-१०३० ई० )-बंगालके 
पालवंशका नवाँ राजा । उसके राज्यकालमें पाल. राज्य 
टूटने लगा था, क्योंकि दक्षिण-पश्चिमी बंगालपर सेन 
am तथा पूर्वी बंगालपर चन्द्र कंशका राज्य हो गया। 
WAH १०२३ ई० में चोल राजा राजेन्द्रने बंगालपर 
चढ़ाई की और गंगा तठ THR प्रदेशोंको जीत लिया । 
कलचूरि राजा गांगेयदेवने भी उसके राज्यपर श्राक्रमण 
किया। इसके बावजूद वह देवपालके बाद पालवंशका 
सबसे बड़ा शासक gal) उसने बतारस, नालन्दा, उत्तरी 
तथा पश्चिमी बंगालमें अनेक जनोपयोगी निर्माण art 
कराये | 

महीपाल द्वितीय-पाल राजा महीपाल प्रथम (दे०) का 
प्रपौत्र । ag राजा विग्रहपालके तीन पुत्रोंमें सबसे बड़ा 
था, अतः पिताके बाद वही उत्तराधिकारी हुआ । परन्तु 
उसने बहुत थोड़े समय ( लगभग १०७०-७४ Fo) तक 
राज्य किया । उसका शासन अत्यन्त निर्बेल था और 
विद्रोही कंवत्त नेता दिव्यसे युद्धों वह पराजित gat 
और मारा गया। 

महेन्द्र पाल- (लगभग ८९०-९१० ई०)-पूर्जर-प्रतिहार 
राजा. मिहिर भोज (दे०) Ht ga तथा उत्तराधिकारी | 
उसने सौराष्ट्रसे लेकर अवध तक फैले अपने पिताके 
विशाल साम्राज्यको न केवल अखंडित car, बल्कि पाल 
राजाओ्रोंकों मगध्से निकाल बाहर किया भ्रौर पश्चिम 


3S के 

महेन्द्र, राजकुमार-मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 
बंगालपर चढ़ाई की, जहाँ उसका एक शिलालेख मिलता 
है। वह विद्वानोंका बड़ा आदर करता था और उनका 
प्राश्रयदाता था । संस्कृतके प्रसिद्ध नाटक 'कर्पूरमंजरी का 
रचयिता राजशेखर उसका गुरु और राजसभाका सम्मा- 
नित सदस्य था । 

महेन्द्र, राजकुमार-सम्राट्‌ अशोक (दे०) का पुत्र अ्रथवा 
arg उसने अपनी बहिन संघमित्राके साथ लगभग २५१ 
ई० पूर्ण्मे सिहल ( श्रीलंका ) की यात्रा की और वहाँ 
बौद्ध धर्मका प्रचार किया । उसने राजा तिस्स, राज 
परिवारके सदस्यों तथा बहुतसे सामान्य नाग्रिकोंको 
बौद्धधर्मेमें दीक्षित किया । अशोकके किसी शिलालेखमें 
उसके नामका उल्लेख नहीं है, परन्तु सिंहली इतिहास 
ग्रन्थों- दीपवंश, महावंश तथा श्रीलंका स्थित अनुराधा 
पुरमें उसकी स्मृतिमें सिंहलियों द्वारा स्थापित महाविहार- 
से उसके अ्रस्तित्व और महान सफलताग्रोंका पता चलता 
है। उसकी मृत्यु सिहलमें ही २०४ Fo Jou हुई । 

महेन्द्रवर्मा प्रथभ (लगभग ६००-२५ ई० )-काँचीके Tears 
राजा सिहविष्णुका पुत्र तथा उत्तराधिकारी। उसने 
अनेक मन्दिरों तथा गुफाओंका निर्माण कराया, arate 
और अकॉनमके बीच महेन्द्रवाडीके नामसे नये नगरकी 
स्थापना की और उसके निकट एक विशाल जलाशयका 
निर्माण कराया । लगभग ६१० ई० में चालुक्य राजा 
पुलकेशी द्वितीय (दे०) ने उसे पराजित कर दिया प्रौर 
बेजझ्ि उससे छीन लिया । वह प्रारम्भमें जैन धर्मानुयायी 
था, पर बादमें शैद हो गया । 

महेन्द्रवर्मा द्वितीय-पल्लव राजा महेन्द्रवर्मा (दे०) का 
पौन्न तथा नरसिंहवर्मा प्रथम (दे०) का पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी । लगभग ६६८ fo में ag सिंहासनपर 
बैठा और केवल छ: साल राज्य किया | चालुक्य राजा 
विक्रमादित्यसे वह बुरी तरह पराजित हो गया । 

महोबा-उत्तर प्रदेशके हमीरपुर जिलेका एक पुराना नगर। 
यह चंदेलवंश (दे०) के राजाझ्रोंकी राजधानी रहा। 
उन्होंने नवीं शताब्दीसे तेरहवीं शताब्दीं Fo तक राज्य 
कियां | उस समय यह क्षेत्र जेजाक भुक्ति भ्रथवा जुझौती 
कहलाता था। चंदेल राजाओंने मंहोबामें कई सुन्दर 
मन्दिरोंका निर्माण कराया। इन मंदिरोंके ध्वंसावशेष 
उस कालकी श्रेष्ठ वास्तुकला तथा मूर्तिकलाका परिचय 
देते हैं । 

मांटगोसरी, सर Tae (१८०९-८७ ई०)-१८२८ ई० 
में कम्पनीकी सेवामें नियुक्त हुआ। वह पहले उत्तर 
पिश्चमी starsat ate फिर पंजाबमें रहा । पंजाबपर 


३५७ 


दखल हो जानेके बाद वह उसके प्रशासकीय बोड्डका 
सदस्य हो गया | गदर छिड़नेपर उसने aot ओरसे 
भारी पहलकदमी की और लाहौर तथा मियाँमीरमें 
अपनी जिम्मेदारीपर कई हिन्दुस्तानी पलटनोंसे हथिग्नार 
ले लिये । उसने मुलतान, फीरोजपुर तथा काँगड़ाको भी 
आनेवाले संकटकीः चेतावनी दे दी । वह १८५६ Fo से 
१८६४ So तक पंजाबका लेपिटनेंट-गवर्नेर रहा | उसने 
प्रांतमें शांति और व्यवस्थाकी स्थापना करनेमें बड़ी 
योग्यता प्रदर्शित की । भारतसे अवकाश ग्रहण करनेपर 
वह इंग्लैण्डमें इंडिया कौंसिल (भारत परिषद्‌) का 
सदस्य हो गया और १८८७ go में अपनी मृत्यु तक 
उसी पदपर रहा | 

सांटेग्यू, एडविन संमुएल (१८७९-१९२४ ई०)-लायड 
जाज॑के मंत्रिमंडलमें १६१७३० से १६२२ fo तक 
भारतमंत्री । २० अ्रगस्त १६१७ Fo को उसने HAT 
सभामें घोषणा की कि भारतमें क्रमिक रीतिसे उत्तर- 
दायी सरकारकी उपलब्धि ब्रिटिश सरकारकी नीति है । 
इस नीतिको क्रियान्वित करनेके लिए उसने १६१७-१८ 
So में भारतकी यात्रा की, वाइसराय लाई चेम्सफोडेके 
साथ सारे देशका दौरा किया और भारतके संवंधा- 
निक सुधारोंकी रिपोर्ट तैयार करनेमें मुख्य भाग लिया। 
इसी रिपोर्टमें प्रतिपादित सिद्धांतोंके आधारपर १६१६ 
Go का गवनेमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट तैयार किया गया । 
उसकी निजी डायरी gaat qa छः साल बाद 
१६३० ईं० में प्रकाशित हुईं । इस डायरीसे रिपोर्टकी 
राजनीतिक पृष्ठभूमिपर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 

मांटेग्यू और प्रधानमंत्री लायड जाजंमें इस बातको 

लेकर मतभेद था कि भारतीय जनमतको ब्रिटिश सर- 
कारकी तुर्की सम्बंधी नीतिको किस सीमा तक प्रभावित 
करनेकी अनुमति दी जानी चाहिए। १६२२ ई० में 
उसने मंत्रिमंडलकी अनुमतिके बिना ही संधिके विरुद्ध 
भारतको प्रतिवाद प्रकाशित करनेका भ्रधिकार दे दिया। 
लायड जाजंने इसे परंपराका उल्लंघन माना AIT 
मांटेग्यूसे इस्तीफा मांग लिया। १६२२ fo में भराम 
चुनावमें अपनी सीट हार जानेपर उसके राजनीतिक 
जीवनका अंत हो गया । १९२४ oF उसकी मृत्यु 
हो गयी । 

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट-भारतमें संवेधानिक सुधारोंके 
विषयमें १६९१८ ई० में तैयार की गयी । 

इसी रिपोर्टके आधारपर १६१६ का गवर्नमेण्ट 

झाफ इंडिया. dae (दे०, 'भारतमें ब्रिटिश प्रशासन”) 


a FE 


Rus 


तैयार किया गया, जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा प्रांतीय 
सरकारकें कार्योका स्पष्ट विभाजन किया गया, सभी 
विधानमंडलोंमें प्रत्यक्ष निर्वाचनके प्राधारपर चुने गये 
जन-भ्रतिनिधियोंका बहुमत स्थापित कर दिया गया, 
वाइसरायकी एक्जीक्यूटिव कौंसिलका विस्तार करके 
उसमें ste अधिक भारतीय सदस्योंकी नियुक्ति की गयी 
तथा श्रांतोंमें Ze शासन (दे०) का सूत्रपात किया गया । 
मांडू-मालवा (दे०) का एक नगर । मालवाके गोरीवंशके 
सुल्तान हुशंगशाह्‌ (१४०५-३५ go) ने इसे अपनी 
राजधानी बनाया। यह पहाड़ीकी चोटीपर स्थित दुर्ग 
था, जिसका परकोटा लगभग २४५ मील लम्बा था। 
इस दुर्ग-नगरमें अनेक सुन्दर मसजिदों तथा महलों- 
जैसे, जामी मसजिद, हिंडोला महल, जहाजमहल, वाज- 
बहादुर AT रूपमतीके महलके ध्वंस्तावशेष मिलते हैं। 
बाजबहादुर और रूपमतीके महल बलुआ पत्थर AIT 
संगमरमरके बने हैं। बादशाह जहांगीरको यह नगर 
बड़ा पसंद आया और वह १६१७ ई० में यहाँ ठहरा । 
उसने यहाँकी कुछ इमारतोंकी मरम्मत भी करायी थी। 
माउप्टबेटेन, लुई, छार्ड-जन्म १६०० ई० में विण्डसरमें 
बेटेनबर्गके प्रिंस लुई तथा महारानी विक्टोरियाकी 
tat, हेसकी राजकुमारी विक्टोरियाका पुत्र ॥ १९६१३ 
fo में उसने ब्रिठिश नौसेनामें प्रवेश किया और योग्यता 
तथा चुस्तीके कारण द्वितीय विश्वयुद्धेमें नौसिनाका उच्च 
कमांडर नियुक्त हुआ। १६४३ Fo में उसे दक्षिण-पूर्वी 
एशियामें मित्नराष्ट्रीय सेनाओंका सर्वोच्च कमांडर 
नियुक्त कर दिया गया । वह इस पदपर १६४६ Fo 
तक रहा । उसने जापानके विरुद्ध Taar सफलतापूर्वक्र 
संचालन किया, जिसके फलस्वरूप बर्मापर फिरसे अ्रधि- 
कार कर लिया गया | 
वह १६४७ Fo में भारतका वाइसराय नियुक्त 
हुआ । उसने १५ अगस्त १६४७ Fo को भारतका 
भारत तथा पाकिस्तानके रूपमें विभाजन करके ब्रिटिश 
हाथोंसे भारतीय हाथोंमें सत्ता हस्तांतरणके कार्यमें भारी 
युक्तिकौशल, चुस्ती तथा राजनीतिक सूझ-बूझका परिचय 
दिया । वह भारतके नये राज्यका गवनेर-जनरल नियुक्त 
हुआ । इस हैसियतसे उसने देशी राजाझ्रोंको अपनी 
रियासतोंको भारत-संघ अ्रथवा पाकिस्तानमें विलयन 
करनेके लिए प्रेरित करनेमें महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । 
बादमें जब पाकिस्तानने सीमाप्रांतके कबीलेवालोंको 
कश्मीरपर हमला करनेमें मदद दी, उसने भारत सर- 
कारको विवाद संयुक्त राष्ट्रसंघकी सुरक्षा परिषदूमें 


मांडू-माधवराव नार/यण 


पेश करनेकी सलाह दी और इस प्रकार भारत तथा 
पाकिस्तानके बीच कश्मीर-विवाद उत्पन्त करनेमें मदद 
की। १६४८ ko में भारतके गवर्नर-जनरलके पदसे 
अवकाश ग्रहण करनेपर ब्रिटिश नौ-सेनाके उच्चपदोंपर 
रहा । १६५५ से १६६५ ३ ० तक वह ब्रिटेनका प्रधान 
नौ-सेनाध्यक्ष रहा । 

माधवराब-पेशवा बालाजीरावका दूसरा लड़का, जो 
उसके मरनेपर १७६१ Fo में पेशवा बना । उस समय 
उसकी उम्र केवल १७ वर्ष थी। पानीपतकी तीसरी 
लड़ाईमें मराठोंकी wader हारके बाद ही वह पेशवा 
बता । प्रारस्भमें उसका चाचा रघुनाथराव उसकी 
ओरसे शासन करता रहा, परंतु शीघ्र ही उसने शासन- 
सूत्र अपने हाथमें ले लिया | धीरे-धीरे उसने पानीपत- 
की हारके फलस्वरूप पेशवाकी खोयी हुई सत्ता और 
प्रतिष्ठा फिरसे स्थापित कर दी। निजामकों दो बार 
पराजयका मुँह देखना पड़ा और पेशवाकी afar तोड़ 
देनेका उसका प्रयत्न विफल रहा । मैसूरका हैंदरअली 
(दे०) भी, जिसने दक्षिणमें मराठोंके इलाकोंपर दखल 
करना शुरू कर दिया था, दो बार पराजित gar 
बरारका भोंसले राजा भी, जो पेशवाके विरुद्ध निजाम 
और हैदरश्रलीसे गठबंधन किये हुए था, पराजित gat 
और उसने पेशवाकी भ्रधीनता स्वीकार कर ली । पेशवा 
माधवरावकों सबसे बड़ी सफलता उत्तरी भारतमें मिली, 
जहाँ १७७१-७२ fo में उसकी IA मालवा तथा 
बुदेलखंडपर fave अधिकार कर लिया, राजपूत 
uses चौथ वसूल की, जाटों और रुहेलोंका दमन 
किया, दिल्लीपर fart दखल कर लिया और भगोड़े 
मुगल बादशाह शाहब्रालम द्वितीय (१७६६-१८०६ Fo) 
को, जो इलाहाबादमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी पेन्शनपर 
रह रहा था, फिरसे fees तख्तपर बैठाया । ऐसा 
प्रतीत हो रहा था कि पानीपतकी तीसरी लड़ाई (दे०) 
के फलस्वरूप मराठोंकी शक्तिको जितनी क्षत्ति पहुँची 
थी, उस सबकी भरपाई कर ली गयी है। इसी समय 
अचानक १७७२ ई० में महान्‌ पेशवा माधवरावका 
देहान्त हो गया । जैसा fe ae डफने लिखा है 'मराठा 
साम्राज्यके लिए पानीपतका मैदान उतना घातक सिद्ध 
नहीं हुआ जितना इस श्रेष्ठ शासकका असामयिक 
देहावसान ।' 

साधवराव न।रायण (जिसे माधव तृतीय भी कहते हे )- 
पेशवा नारायणराव (दे०) के मरनेके बाद पैदा हुआ 
AT १७७४ ई० में पिताका उत्तराधिकारी बना । उस 


3 


माधवराव शिन्दे-मामल्लपुर म्‌ 


समय वह शिशु था, इसलिए शासनकार्य चलानेके लिए 
एक समिति नियुक्त कर दी गयी और नाना फड़नवीस 
उसका प्रधान नियुक्त हुआ। माधवराबका दादा 
(उसके पिता नारायणरावका चाचा) राघोबा ईस्ट इंडिया 
कम्पनीसे sada करके स्वयं पेशवा बननेका प्रयत्न करने 
AAT | इसके फलस्वरूप पहला मराठा-युद्ध (१७७५-८२ 
Zo) हुआ जिसका sia साल्बाईंकी संधि (१७८२ go) 
से gar इस संधिके फलस्वरूप पेशवाका राज्य अखं- 
fea रहा | पेशवाके बालक होनेके कारण सत्तापर 
अधिकार प्राप्त करनेके लिए महादजी शिन्दे और नाना 
फड़नवीसमें गहरी प्रतिद्वन्द्रिता चली, जिससे मराठों- 
की शक्ति क्षीण हो गयी। १७६४ fo में महादजी 
शिन्देकी मृत्यु होनेपर यह झापसी प्रतिदंद्विता समाप्त 
git amt साल (१७६५ ई० में) मराठोंते asi 
(दे०) की लड़ाईमें निजामकों पराजित किया । परंतु 
तरुण पेशवा माधवराव नारायण नाना फड़नवीसकी 
कड़ी तिगरानीमें रहनेके कारण जिन्दगीसे ऊब गया था 
श्रौर १७६५ ई० में उसने श्रात्महत्या कर ली । 
साधवराव शिन्दे-ग्वालियर (दे०) का १८८६ से १६२५ 
ई० तक शासक रहा | वह उदार शासक था और उसने 
रियासतके शासन-अ्रबंधमें कुछ उपयोगी सुधार किये । 
साधवाचार्य-सुप्रसिद्ध वेद-भाष्यकार सायणका भाई। वह 
प्रकांड विद्वान और प्रसिद्ध धर्म-शास्त्रकार था। उसने 
अनेक ग्रंथोंकी रचना की। ag विजयनगर (दे०) के 
दूसरे राजा बुक्क (राज्यारोहण १३५४ fo) का मंत्री 
at ary ; 
साधबाचायं-हुगली जिलेके त्रिवेणी स्थानका निवासी एक 
बंगाली कवि । वह श्रकबरका समसामयिक और “चंडी- 
मंगल' का रचयिता था। मालूम पड़ता है कि उसे 
मुगल बादशाहका कुछ सीमा तक आश्चय प्राप्त था । 
मानवबलि-यह सामाजिक कुप्रथा उड़ीसाकी कुछ जन- 
जातियोंमें प्रचलित थी | लार्ड हार्डिज प्रथम (१८४४- 
४८ ई०) के शासनकालमें इस सामाजिक कुरीतिको 
मिटानेकी दिशामें कदम उठाये गये ate जान कैंपबेलके 
नेतृत्वमें १:४७ से लेकर १८५५४ fo के बीच इसे मिटा 
दिया गया । 
सानसिंह-ग्वालिय रके तोमरवंशी राजपूतोंमें सबसे प्रसिद्ध 
राजा | उसने १४८६ ई० से १५१७ ई० तक राज्य 
किया | वह महान्‌ योद्धा तथा भवन-निर्माता था। जब 
तक ag जीवित रहा उसने दिल्‍लीके सुल्तानोंके साथ- 
साथ जौनपुर तथा मालवाके मुसलमान शासकोंको अपने 


३५६ 


राज्यसे दूर रखा और ग्वालियरकी स्वतंत्रता बनाये 
रखी । मृगनयनी उसकी प्रिय रानी थी। दोनोंने ग्वा- 
लियरको संगीत भ्रादि कलाओंका एक महान्‌ केन्द्र बना 
दिया। भारतके सर्वोत्तम गायकों और वादकोंका 
गवालिथरमें जमघट लगा रहता था। मानसिंहने ग्वा- 
लियरका भव्य महल बनवाया | उसका विश्ञाल पूर्वी 
द्वार उसके निर्माताके विशाल व्यक्तित्वका प्रतीक है। 
सानसिह, कुंवर एवं UMA राजा बिहारीमल 
(दे०) का गोद लिया हुआ पौत्र । १५६२ ई० में राजा 
बिहारीमलने बादशाह भ्रकब रकी भ्रधीनता स्वीकार कर 
ली श्र ah लड़की उसे ब्याह दी। उसी समय 
कुंवर मानसिंहने भी बादशाहकी सेवा स्वीकार कर ली । 
मानसिंहने १६१४ ई० में दबिखिनमें मृत्यु होने तक मुगल 
साम्राज्यकी बहुमूल्य सहायता को । बह महान्‌ सेनापति 
था और उसने मुगलोंको अनेक युद्धोंमें चतुदिक्‌ विजय 
दिलायी | उसे काबुल तथा बंगाल जैसे महत्त्वपूर्ण सूबों- 
की सूबेदारी सौंपी गयी । उसने अ्रफगानोंको पराजित 
कर उनसे मुगलोंकी अ्रधीनता स्वीकार करायी। वह 
मुगल साम्राज्यका एक प्रमुख समर्थक हिन्दू था | 
मानसेल, चार्ल्स जी०-पंजाबपर १८४६ ई०में अधिकार 
करनेके बाद उसका शासन-प्रबंध करनेके लिए ae 
डलहौजीने जो बोर्ड नियुक्त किया था, उसका सदस्य। वह्‌ 
१८५१ ई०तक बोर्डका सदस्य रहा I 
भान्यखेट-प्राधुनिक नाम मालखेड़, जो आआंध्रप्रदेशका ऐति- 
हासिक नगर है। राजा अमोघ वर्ष ( लगभग ८५१५-७७ 
ई० ) ने इसे राष्ट्रकूटोंकी राजधानी बनाया । इस नगरमें 
अनेक जैन मंदिर हैं । 
सान्सन, WAG सर AT ( १७३०-३६ Fo )-कम्पनीकी 
सेवामें एक फौजी AAT बनकर १७५८ ई०में भारत 
RAT | । १७६० ई०में जब पांडिचेरीका घेरा डाला गया, 
वह सहायक कमांडर था । १७७४ ई०में वह रेग्युलेटिंग 
Ure (दे०)के अंतर्गत गवर्नेन-जनरलकी कौंसिलका 
सदस्य नियुक्त किया गया। ag आमतौरसे वारेन 
हेस्टिग्सके विरुद्ध अपने दो सहयोगियों फ्रांसिस भर 
क्लेवरिंगका साथ दिया करता ar | वारेन हेस्टिग्स उसे 
अपता खतरनाक विरोधी मानता था | किन्तु सितम्बर 
१७७६ ई०में उसने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद ही 
बंगाल, हुगली (दे०)में उसकी मृत्यु हो गयी । 
मामल्लपुरम्‌ू-तगरकी स्थापना पल्‍लव राजा नरसिंह वर्मा 
( लगभग ६२५-४५ Fo) ने की । इसे श्रब महाबलि- 
पुरम्‌ कहते हैं। तगरकी सबसे श्राश्चर्यजनक कृति सात 


25 
३२६० 

रथ हूँ, जो चह्मनोंको तराश कर बनाये गये हैं | प्रत्येक 
रथपर शिल्पकलाके सुंदर नमूने देखनेकों मिलते हैं। 
संभवत: दक्षिण-पूर्व एशियाके चम्पा (दे०), कम्ब्रोडिया 
(दे०) आदि देशोंमें वास्तुकलाकी जो कृतियाँ मिलती 
हैं, उनकी प्रेरणा मामल्लपुरम्‌की कृतियोंसे ली गयी थी । 

सामुछनार-एक प्राचीन तमिल कवि, जो att (दे०)के 
चार शताब्दी बाद हुआ । उसने अपनी रचनाओओंमें 
दक्षिण भारत॑में विख्यात stata राजशक्तिका बार-बार- 
seta किया है। 

भारवाड़-देखि ये, “जोधपुर! । 

मार्टिन, tats हेनरो-भारतमें सबसे पहले जो अंग्रेज 
ईसाई पादरी पहुंचे, उनमेंसे एक | जिस समय वह आया, 
ईस्ट इंडिया कम्पनी ईसाई पादरियोंको श्रपने क्षेत्रमें 
रहनेकी agate नहीं देती थी। कम्पनीको भय था कि 
उनके द्वारा ईसाई धर्मका प्रचार करनेसे भारतीय लोग 
कम्पनीके fate भड़क उठेंगे। इसलिए aad मार्टिन 
बंगालमें ईस्ट इंडिया कम्पनीका चेपलिन (गिरजाघ रमें 
धामिक कृत्य सम्पादन करनेवाला-) नियुक्त हो गया। 
बह उन्हीं धार्मिक कृत्योंको सम्पादित करता था जो उसके 
पंदके HAST थे । १८१३ ई०में ईसाई पादरियों द्वारा 
ae प्रचारपर लगी पाबंदी उठा ली गयी । 

ards मंदिर-कश्मी रमें राजा ललितादित्य (दे०)ने बन- 
वाया | उसने कश्मीरपर ७२४ई०से ७६० ई० तक 
राज्य किया । 

ATE, जान (१८३८-१९२८ ई०)-१६०५ से १६१० Fo 
तक भारत-मंत्री रहा | १६०७ ई०में उसने जहाँ एक 
झोर भारतमें प्रातंकवादियोंके बिरुद्ध कड़ी काररवाई 
करनेका समर्थन किया, वहीं दूसरी site लंदनमें भारत- 
मंत्रीकी कौंसिलमें दो भारतीयों तथा वाइसरायकी 
एक्जीक्यूटिव कौंसिलमें एक भारतीयकी नियुक्ति करके 
शिक्षित भारतीयोंको संतुष्ट करनेका यत्न feats उसने 
भारतमें संसदीय शासन-व्यवस्थाकी स्थापना करनेका 
कोई सरकारी इरादा होनेसे इनकार किया, कितु 
१६०६ ई०का गवरनेमेण्ट श्राफ इंडिया ae पास करके 
भारतके संविधानमें काफी परिवर्तन कर दिया। यह्‌ 
सार्ले-मिण्टो सुधार कानूनके नामसे विख्यात है। इसके 
अंतर्गत भारतीय संविधानमें पहलेसे श्रधिक बड़ी संख्यामें 
निर्वाचित जन-प्रतिनिधियोंकी व्यवस्था की गयी, विधान- 
मंडलोंमें प्रश्न पूछने, बजठपर बहस करने तथा प्रस्ताव 
पेश करनेका श्रधिकार दे दिया गया। are. मिण्टो 
द्वितौय (दे०)के साथ-साथ बह भी भारतीय विधान- 


मामुलनार-मालगुजारी 


मंडलोंमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी प्रणाली आरम्भ 
करनेके लिए जिम्मेदार था | दस वर्ष बाद, भारतमंत्रीके 
पदसे हट जानेके पश्चात्‌ उसने मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों 
(दे० ) को अ्रसामयिक बताया था। वह युद्ध-विरोधी 
था श्रौर १६९१४ ई०में प्रथम विश्वयुद्ध छिड़नेपर 
उससे सार्वजनिक जीवनसे भ्रवकाश ग्रहण कर लिया। 
वह प्रसिद्ध लेखक भी था और १६२३ fot मृत्युसे 
पहले उसकी गणना सबसे Tas अंग्रेजी साहित्यकारों- 
में की जाने लगी थी! अंग्रेजी aro उसकी मुख्य 
पुस्तकें एलैडस्टोनका जीवन! (१६०३ ई०), '“वाल्टेयर' 
( १८७२ ई० ), ‘Sa (,१८७३८ई० ), “काबडेन' 
(१८८१ ई० ), ‘aH’ ( १८७६ fo ), 'बालपोल? 
( १८८६ fo ), ‘anata’ ( १६०० fo ) तथा 
१६१७ Sok प्रकाशित उसके 'संस्मरण' ( दो खंड ) हैं । 
मालें-मिन्‍्ठो सुधार-देखिये, 'भारतमें ब्रिटिश प्रशासन! । 
arta, जान-एक प्रंग्रेज ईसाई पादरी जो बैप्टिस्ट मिशन- 
का सदस्य था। वह श्रीरामपुरमें बस गया जो उस 
समय डच लोगोंके कब्जेमें था। उसने 'फ्रेंड श्राफ इंडिया' 
नामक एक अंग्रेजी पत्र निकाला, जिसका उद्देश्य ईसाई 
धर्मका प्रचार तथा समाज-सुधार था। वह भारतमें 
शिक्षा-प्रचारपर बल देता था और कलकत्तामें एक 
विश्वविद्यालयकी स्थापनाके प्रस्तावका समर्थक था । 
मालगुजारी-प्रथवा भूमिकर, अत्यन्त प्राचीन कालसे भारतमें 
सरकारकी झ्ायका मुख्य स्रोत रहा है । राज्यको भूमिकी 
BIH एक भाग करके रूपमें लेनेका अ्रधिकार है, az 
सिद्धांत्त भारतमें सदासे सर्वेमान्य रहा है। de, गुप्त 
आदि हिन्दू राजाप्रोंके शासनकालमें भूमिकी उपजका 
एक wat भाग करके रूपमें लिया जाता था | मुसलमानी 
शासन-कालमें भूमिकर बहुधा मनमाने saz बढ़ा दिया 
जाता था। अ्रकबरने मालगुजारीकी दर भूमिकी उपजका 
एक तिहाई भाग निश्चित कर दी और समूचे मुगल 
शासन-कालमें यही दर वैध मानी जाती थी। परंतु 
व्यवहार रूपमें मालगुजारीकी दर TAT मालगुजारीकी 
वसूलीकी' व्यवस्थामें अनगिनत उलट-फेर होते रहते थे । 
ब्रिटिश शासन-कालमें मुगल कालकी व्यवस्था कुछ 
आवश्यक संशोधनोंके साथ स्वीकार कर ली गयी | 
सिद्धांत रूपमें मालगुजारीकी दर भूमिकी उपजका कमसे 
कम एक तिहाई भाग निर्धारित रखी गयी और उसे 
सरकारकी ATH मुख्य स्रोत माना गया। परन्तु अंग्रेजोंने 
मुगलोंकी अ्रपेक्षा समय-समयपर भूमिकी पैमाइश BOAT 
कहीं भ्रधिक विशद्‌ व्यवस्था की । भूमिकी पैस्नाइश सबसे 


ep { 
woo | 
मालब-मालवोय, पण्डित मदतमोहन 
पहले सोलह॒वीं शताब्दीमें शेरशाह qe (दे०) ने करायी 
थी । उसने भूमिकी समस्त पेदावार और नकदीमें उसका 
मूल्य निश्चित कर दिया भौर सरकारके भागका समस्त 
भूमि-कर सख्तीसे वसूल करनेकी व्यवस्था की | ब्रिटिश 
शासन कालमें भूमि-कर घटानेकी दिशामें कोई कदम 
नहीं उठाया गया। भारतीय गणराज्यकी वर्तमान 
सरकारने भूमिकरकी ब्रिटिश व्यवस्था कायम रखी है, 
यद्यपि सरकार और किसानोंके बीच जमींदार ताल्‍लुके- 
दार, जोतदार आदि मध्यवर्तियोंकों हटाने और किसान- 
को अपनी जोतका मालिक बनानेकी दिशामें तेज कदम 
उठाये गये हैं । 
मालब-मालवगणका पश्चादवर्ती निवासस्थान | मालवगण 
प्राचीन कालमें भी विख्यात at यूनानी इतिहासकारोंने 
संभवतः इसे ही भल्लोईकी संज्ञा दी है। सिकन्दरके 
झोक्रमणके समय हाइड्राओटिस (इराबती अथवा आधु- 
faa रखी) नदीके दक्षिणी भ्ञागमें उसके दाहिने तटपर 
गणका वास था। जब सिकन्दरने इस गणके नगरोंपर 
हमला किया, उन्होने, सिकन्दरको जख्मी कर feat | 
आक्रमणकारी यवन सेनाने इस गणको पराजित कर दिया 
और उसके हजारों निरपराध नर-तारियोंको मार Stat 
किसी भ्रनिश्चित कालमें ग्रह गण अवन्ती में भ्रा बसा और 
उसके नामपर यह क्षेत्र मालव भ्रथवा मालवा कहा जाने 
लगा। उज्जयिनी मालव की राजधानी बनी । प्र रम्भमें 
उज्जयिनीमें गणतंत्रात्मक शासन था, बादमें राजतंत्रात्मक 
शासनकी स्थापना हुई। ईसवी सनकी प्रारम्भिक शता- 
ब्दियोंमें यहाँ शक क्षत्रपोंका शासन स्थापित हुम्ना। 
चौथी शताब्दी ई०में उन्होंने समुद्र गुप्तकी सार्वभौम 
सत्ता स्वीकार कर ली। समृद्रगुप्तके पुत्र एवं उत्त राधि- 
कारी चंद्रगुप्त द्वितीयने इसे गुप्त साम्राज्यमें सम्मिलित 
कर लिया । पाँचवी शताब्दीके प्रारम्भमें चीनी यात्री 
फाहियान (दे०) ने मालवाकी यात्रा की थी। उसने 
यहाँके लोगोंको सम्पन्त पाया । यहाँकी जलवायु उसे 
बहुत स्वास्थ्यप्रद लगी और यहाँके सुशासनसे वह बहुत 
प्रभावित gar । गुप्त साम्राज्यके पतनके बाद मालवापर 
हणोंका ग्राधिपत्य हो गया । लगभग ५२५ SoH राजा 
यशोधमनि हुणोंको cued किया और मालवगणकी 
प्रसिद्ध तथ। प्राचीन नगरी उज्जयिनीको अपनी राजधानी 
बनाया | 
उज्जयिनी हिन्दुओंकी न केवल एक पवित्न नगरी है, 
वरन्‌ वह विद्याका केन्द्र भी रही है। इसका ATA परं- 
परागत रूपमें महान्‌ राजा विक्रमादित्य (दे०) Ix 





३६१ 


इसके प्रसिद्ध casts कालिदासके साथ जुड़ा gar है। 
मालवागणका यह क्षेत्र धीरे-धीरे मालवाके सुशासित 
राज्यमें विकसित हो गया। बादकी शताब्दियोंमें यह 
राज्य पहले चालुक्य राज्य श्रौर फिर गूर्जर-प्रतिहार 
साम्राज्यया एक भाग रहा । १३०१ fot युल्तान 
अलाउद्दीन खिलजीने इसे दिल्लीकी सल्तनतमें सम्मिलित 
कर लिया। १४०१ ई०में यह स्वतंत्र मुसलिम राज्य 
वन गया । १५३१ SoH इसे गुजरातके सुल्तानने अपने 
अधीन कर लिया, परन्तु इकतालीस वर्षों बाद अ्कबरने 
१५७२-७३ ई०में इसपर चढ़ाई करके इसे मुगल सा म्राज्य- 
में सम्मिलित कर लिया । १७३८ ई०में यह मराठोंके 
अ्धिकारमें- आरा गया aie इसपर शिन्दे (दे०) शासन 
करने लगा। तीसरे मराठा-युद्ध (दे०)में शिन्देके परा- 
भवके बाद ag ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यमें मिला 
लिया गया। 

मालविकास्निसित्र-महाकवि कालिदासका प्रसिद्ध संस्कृत 
नाटक, जिसकी रंचना संभवतः पाँचवी शताब्दी ई०में 
हुई | इस नाटककी कथावस्तु प्रथम झुंग राजा पुष्यमित्र 
(दे०) तथा उसके ga अ्रग्निमित्र तथा अग्निमित्न और 
मालविकाकी प्रेमकथापर आधारित है। इस नाटकसे 
ऐतिहासिक महत्त्वकी कुछ सामग्री प्राप्त होती है 1 

मालवीय, पंडित मदनसोहन (१८६१-१९४६ fo )-प्रमुख 
राष्ट्रीय नेता, शिक्षाविंद्‌ तथा समाजसुधारक | उनका जन्म 
प्रयोगमें हुआ । १८८५ ई०में वे एक स्कूलमें प्रध्यापक 
हो गये, परन्तु शीघ्र ही वकालतका tar अपना कर 
१८६३ ई०में इलाहाबाद हाईकोट्टमें वकीलके रूपमें 
अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने पत्रकारिताके क्षेत्र- 
में भी प्रवेश किया और १८८५५ तथा १६०७ ई०के बीच 
तीन पत्नों--हिन्दुस्थान, इंडियन यूनियन तथा भ्रभ्युदयका 
सम्पादन किया | जीवनकालके प्रा रम्भसे ही बे राजनीति- 
में रुचि लेने लगे और १८८६ ई०में भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसके दूसरे अधिवेशनमें सम्मिलित हुए | दो बार 
१६०६ तथा १६१८ Lor कांग्रेसके अध्यक्ष हुए । १६०२ 
Sot qo पी० लेजिस्लेटिव कौंसिलके सदस्य और बाद- 
में लेजिस्लेटिव असेम्बलीके सदस्य चुने गये। वे ब्रिटिश 
सरकारके निर्भीक श्रालोचक थे और उन्होंने पंजाबकी 
दमन नीतिकी तीव्र आलोचना की, जिसकी चरम परि- 
णति जलियाँवालाबाग हत्याकांड (दे०) में हई। वे 
कट्टर हिन्दू थे, परन्तु शद्धि ( हिन्दू धर्म छोड़कर दूसरा 
धर्म श्रपना लेनेवालोंको पुनः हिन्दू बना लेते ) तथा 
अस्पृश्यता-निवारणमें विश्वास करते थे। वे तीन बार 


3०५ 
३६२ 


सावली-मिण्टो, अल, प्रथम 





हिन्दू महासभाके wert चुने गये savy सबसे बड़ी 
उपलब्धि १६१५ ई०में बनारसमें हिन्दू विश्वविद्यालय- 
की स्थापना है। विश्वविद्यालयकी स्थापनाके लिए 
उन्होंने सारे देशका दौरा करके देशी राजा्रों तथा 
जनतासे चंदाकी भारी राशि इकट्ठा की थी । 

सावली-शिवाजी (दे०)के समयमें पश्चिमी घाटोंमें रहने- 
वाली एक पहाड़ी जाति, जो बहुत विछड़ी हुई थी । 
मावली युवक अत्यन्त ate, पश्चिमी तथा अ्रपने नये 
नेताके स्वामिभक्त थे। बे अपने क्षेत्रके सभी . पहाड़ी 
मार्गों तथा भूमिके एक-एक चप्पेसे परिचित थे । झपनी 
तरुणावस्थामें seh साथ रहनेके कारण शिवाजीने 
अपने देशकी भूमिका घनिष्ठ परिचय प्राप्त कर लिया। 

मासिरे-आलूमगीरो-प्रह रचना मुहम्मद साकीने की । यह 
एक प्रकारसे बादशाह औरंगजेब (१६५८-१७०७ fo) 
के समय और जीवनपर प्रकाश डालनेवाला समसाम- 
यिक इतिहात्त-ग्रंथ है । 

मासूद-गजनीके सुल्तान महमूद (दे० )का लड़का। वह 
प्रसिद्ध विद्यान्‌ तथा इतिहासकार श्रवू-रिहान मुहम्मदका, 
जो अल-बरूनी (दे०)के तामसे विख्यात है, संरक्षक था। 

मास्को-आरां प्रश्रदेशके रायचूर जिलेमें एक छोटा-सा गाँव | 
ame अशोकके प्रथम लघु शिलालेखकी एक प्रति 
१६१६ ई०में मास्कीमें. मिली थी। भ्रशोकका atest 
शिलालेख इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि यह एक मात्र 
शिलालेख है जिसमें दूसरे शिलालेखोंकी भाँति उसका 
नाम देवानांप्रियके साथ-साथ अशोक भी दिया हुआ है । 
इस शिलालेखसे प्रमाणित हो जाता है कि राजा देवानां- 
प्रिय प्रियदर्शी तीसरा मौर्य gee श्रशोक था। at 
टर्नोरने १८३७ ई०में केवल भ्रनुमानसे देवनांप्रिय प्रिय- 
दर्शीकी पहचान अशोकसें की थी । 

AA अनगा-बादशाह AHA बचपनमें उसकी मुख्य 
अनका ( दूधमाता ) थी और अदहम खाँकी माँ थी । 
वह हरमके अन्दर उस दलमें सम्मिलित थी जो बैरम 
खाँ (दे०)के राज्यका सर्वेसर्वा बने रहनेका विरोधी था। 
उसने अकबरको बैरम खाँके हाथसे सल्तनतकी बागडोर 
छीननेके लिए प्रोत्साहित करनेमें महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा की । १५६० ई०में अकबर बैरम खाँको आगरामें 
छोड़कर दिल्ली अपनी बेवा माँके पास चला आया। 
अगले दो साल TH AA HARTA उसके ऊपर बहुत 
अधिक प्रभाव रहा । १५६१ Zoe उसने अकबरके कोप- 
से अपने बेटे ween खाँको बचाया Teg अगले साल 
जब अदहम att अतगा खाँ, वजीरकी gear कर डाली 


तो वह उसकी रक्षा नहीं कर सकी । अकबरके हुक्मसे 
उसे बाँध कर किलेके परकोटसे नीचे फेंक दिया गया, 
जिससे वह मर गया। श्रपने बेटेके शोकमें माहम अनगा 
(अ्रनका )की भी ater मृत्यु हो गयी । उसकी सृत्युसे 
अकबर हरमके प्रभाव से मुक्त हो गया | 

मिंगन्ती-ची नके प्रारम्भिक हान वंशका एक सम्रादू (५८- 
७५ ई०) । उसने ६२ Gow स्वप्नमें बुद्धका दर्शन किया 
और उनके धर्मके वारेमें जानकारी प्राप्त करनेके लिए 
राजदूत भारत भेजे । वे कुछ ate ग्रंथ, मूर्तियाँ तथा दो 
भारतीय बौद्ध भिक्षुओं--काश्यप भातंग (दे०) तथा 
गोवर्धन (दे०)कों लेकर चीन वापस लौटे । दोनों भार- 
ata भिक्षु चीनमें बस गये, उन्होंने कुछ बौद्ध salar 
चीनी भाषामें अनुवाद किया तथा कुछ चीनियोंको बौद्ध 
धर्ममें दीक्षित किया। इस प्रकार सम्राट्‌ मिंगन्‍्तीने सबसे 
पहले चीनमें बौद्ध धर्मका प्रवेश कराया । 

मिण्टो, अल, प्रथम ( १७५१-१८१४ Fo )-भारतका 
१८०७ से १८१३ ई० तक गवनेर-जनरल । वह अहस्त- 
क्षेपकी नीतिका समर्थक था और उसके शासन-कालमें 
भारत किसी बड़े युद्धमें नहीं फंसा | परन्तु उसने कई 
राजनीतिक सफलताएं प्राप्त कीं । उसने १५०६ fot 
शक्ति प्रदर्शनके द्वारा Gere नेता अमीर खाँको बरारमें 
हस्तक्षेप करनेसे रोक दिया । saat सबसे बंडी राज- 
नीतिक सफलता पंजाबके महाराज रणजीत सिंहके 
साथ १८०६ ई०में की गयी अ्रमृततरकी संधि (दे०) 
थी, जिसके द्वारा सतलज पंजाबके सिख राज्य 
तथा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यकी सीमा मान ली 
गयी | भारतपर फ्रांस और रूसके सम्मिलित हमलेको 
रोकनेके लिए लार्ड मिण्टोने १८०८ ई० में सर जान 
माल्कमको दूत बनाकर फारस भेजा और उसी साल 
माउपण्ट स्टुअरटें एल्फिन्स्टनकों भ्रफगानिस्तानके अमीर 
शाहशुजाके पास भेजा । फ्रांस और SAH TATA दूर 
करनेके उपायोंके बारेमें दोनों राज्योंस समझौता हो 
गया । १८१० fod फ्रांस और रूसकी दोस्ती ez जाने 
से यह खतरा दूर हो गया | परन्तु Bias हमलेका भय 
बना रहा AIT ATS मिण्टो प्रथमने १८१० Low पश्चिम- 
में बौबंन तथा मारिशसके फ्रांसीसी द्वीपोंको ger gat 
डच लोगों द्वारा अधिकृत श्रम्बोमना तथा मसालेवाले द्वीपों- 
को तथा १5५११ SoH जावा द्वीपको जीत लिया । इस 
प्रकार लार्ड मिण्टो प्रथमने फ्रांस तथा पूर्वी द्वीप-समूहके 
उसके श्रधीनस्थ राज्योंके बढ़ावपर प्रभावशाली ढंगसे 
रोंक लगा दी । 


363 
मिण्टो, a, द्वितीय-मिसाण्डर 


मिण्डो, a, द्वितीय (१८४५-१९१४ ई०)-लार्ड कर्जन 
(दे०)के बाद १६०५ से १६१०ई० TH भारतका बाइ- 
सराप्र तथा गवर्नर-जनरल । वह लाडे मिण्टो प्रथमका 
sata था। लार्ड कर्जनने भारतमें जो संकटपूर्ण स्थिति 
उत्पन्न कर दी थी उसका सामना करनेमें तथा तत्कालीन 
भारत-मन्त्री लार्ड मार्लके साथ मिल-जुलकर कार्य करने- 
में उसने काफी युक्ति-फौशलका परिचय दिया । are 
aid ae प्रधान सेनापति लार्ड किचनर (Zo) एक 
दूसरेसे झगड़ा कर बैठे थे । उसने लार्ड किचनरसे झगड़ा 
wot किया ate अफगानिस्तानके अ्रमीरके सम्बन्धोंमें 
काफी छुधार किया । अमीर उससे मिलनेके लिए कल- 
कत्ता आया । 
किन्तु लार्ड मिण्टो द्वितीयके सामने सबसे महत्त्वपूर्ण 
कार्य राष्ट्रीयतावादी विचारधाराकों संतुष्ट करना था | 
ars कर्जनके बंग-भंगके अविवेकपूर्ण आदेशसे भारतमें 
राष्ट्रीय जागरण की जबर्देस्त हिलोर उठने लगी थी और 
ग्रातंकबादी गतिविधियोंमें भी काफी वृद्धि हो गयी थी | 
लाई मिण्टो द्वितीयने झ्रातंकवादी गतिविधियोंका दमन 
करने तथा समाचार पत्रोंका मुह बन्द करके न्याय AT 
व्यवस्थाकों बनाये रखनेके लिए कड़े कदम उठाये। उसने 
रेग्युलेशन ३ के wats राष्ट्रीयतावादी नेताझ्नोंका 
निष्कासन करके तथा बिना मुकदमा चलाये लोगोंको 
नजरबन्द करके उग्र राष्ट्रीय आन्दोलनका दमन करने 
की कोशिश की । इसके साथ ही उसने भारतमें नरम 
विचारधाराके नेताओ्रोंको संतुष्ट करनेके लिए कुछ कदम 
उठाये | उसने भारत-मन्त्रीकी कौन्सिलमें पहली बार दो 
भारतीयोंको नियुक्त करना तथा वाइसरायकी एक्जीक्यू- 
टिव कौन्सिलमें पहली बार एक भारतीयकी नियुक्ति 
करना स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसने गवने- 
भेण्ट आफ इंडिया daz, १६०६ Fo (जिसे मार्ले-मिष्टो 
सुधार tae भी कहते हैं) पास करवा कर महत्त्वपूर्ण 
शासत-सुधार भी किये। इस ऐक्टके द्वारा विधान-मंडलों- 
के प्रत्यक्ष निर्वाचनकी प्रथा शुरू करने तथा प्रान्तीय एवं 
केन्द्रीय विधान मण्डलोंमें निर्वाचित प्रतिनिधियोंकी संख्या 
बढ़ाकर भारतमें क्रमिक रीतिके स्वशासनका बिस्तार 
करनेकी नीतिका सूत्रपात किया गया। 
are मिण्टो factor हिन्दुप्नोंके बढ़ते राजनीतिक 
प्रभावको रोकेनेके लिए जान-बूझकर मुसलमानोंको 
प्रोत्साहन देनेकी नीति अपनायी, विधान मण्डलोंमें मुसल- 
मानोंको साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व देनेकी माँगको-कानूनी 
मान्यता प्रदान की, १९०६ Low मुसलिम लीगकी प्रति- 


३६३ 


ष्ठापनाको बल प्रदान किया ate इस प्रकार भावी 
साम्प्रदायिक वैमनस्यका बीज बो दिया। 

मिताक्षरा-संस्कृत भाषामें धर्मंशास्त्रका (याज्ञवल्क्य स्मृति 
का व्याख्यान-छूप ) प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका प्रणयन 
विज्ञानेश्वरने किया, जो चालुक्योंकी राजधानी कल्याणी- 
में विक्रमादित्य चालुक्य (दे०) (१०७६-११२६ ई०) 
के राज्यकालमें रहता था। बंगाल तथा झ्रासामके अति- 
रिक्त शेष भारतमें हिन्दू कानूनके विषयमें मिताक्षराको 
प्रमाण माना जाता है । उत्तराधिकारके सम्बन्धमें इसमें 
यह आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि 
हिन्दू परिवारमें समस्त पैतृक सम्पत्तिमें पुत्न पिताका 
सहभागी होता है और उसे अ्रपनी स्वीकृतिके अतिरिक्त 
अन्य किसी रीतिसे उत्तराधिकारसे वंचित नहीं किया 
जा सकता | 

मिश्षियातरु प्रथम-प्राथियाका राजा (लगभग १७१ ई० 
पू०-१३६ ई० Jo) । उसने तक्षशिलाका राज्य, जो 
सिंधु तथा हाइवसपीस (झेलम) नदियोंके बीच स्थित 
था, अपने राज्यमें मिला लिया | 

मिदनापुर-पश्चिम बंगालका एक नगर तथा जिला | इसका 
कुछ भाग बंगालकी खाड़ीके तटपर स्थित है। प्राचीन 
ताम्रलिप्ति जलपट्टन, जहाँसे चीनी यात्री फा-हियान 
(दे०) पोतपर सवार होकर चीन वापस गया, अब 
तामलुक नगर कहलाता है और मिदनापुर जिलेमें समुद्र 
तटसे ६० मीलकी दूरीपर स्थित है। १७६० ई०में नवाब 
मीरकासिम (१७६०-६३ ई०) ने बंगालका नवाब बनाये 
जानेपर मिदनापुर जिलेके साथ-साथ बर्दवान तथा चट- 
गाँव जिला ईस्ट इंडिया कम्पनीको दे दिया था । 

मिनहाजे-सिराज (पूरा नाम मिनहाजुद्दीन)-एक प्रसिद्ध 
इतिहासकार । वह सुल्तान नासिरुद्दीन (दे०) (१२४६- 
६६ ई०)के अधीन एक उच्च पदासीन था। उसने उसीके 
नामपर भ्रपने ग्रंथका नाम तवकाते-तासिरी Tar | दिल्‍ली- 
के प्रारम्भिक सुल्तानोंका वह लगभग समसामयिक रहा 
और उसका ग्रंथ काफी प्रामाणिक माना जाता है। 
'तबकाते-तासिरी'का अंग्रेजी भाषामें अनुवाद रैवर्टीनि 
किया | 

मिनाण्डर-एक यूनाती नाटककार | विण्डिरचके सदृश कुछ 
यूरोपीय विद्वानोंका मत है कि मिनाण्डर तथा उसीकी 
भाँतिके अन्य यूनानी नाटककारोंने भारतीय संस्कृत 
नाटकोंको प्रभावित किया था, क्योंकि दोनोंमें सुस्पष्ट 
ang मिलता है। परन्तु यह प्रश्त विवादास्पद माना 
जाता है। 


23०५ 

३६४ 

मिनाण्डर (मिलिन्द)-पंजाबपर लगभग १६० Fo पू०्से 
१४० ई० Go तक राज्य करनेवाले यवन राजाओओंमें 
सबसे अधिक उल्लेखनीय । उसके विविध प्रकारके बहुत- 
से सिक्के उत्तर भारतके किस्तृत क्षेत्रोंमे, यहाँ तक कि 
यमुनाके दक्षिणमें भी मिलते हैं। सम्भव है कि गार्गी 
संहितामें जिस दुरात्मा वीर यवन राजा द्वारा प्रयागपर 
अ्रधिकार करके कुसुमपुर ( अर्थात्‌ पाटलिपुब ) में भय 
उत्पन्न करनेका उल्लेख है, ag मिनाण्डर हो । बौद्ध 
अनुश्रुतियोंके ग्रनुसार उसने ate धर्मकी शरण ले ली । 
प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ “मिलिन्दपन्हों' ( मिलिन्दके प्रश्न ) में 
बौद्ध faa नागसेनके साथ उसके संवादात्मक प्रश्नोत्तर 
दिये हुए हैं । 

मियानीकी लड़ाई-१८४३ fo में सर aed नेपियरके 
नेतृत्वमें ब्रिटिश भारतीय ar और सिध्रके अमीरोंके 
बीच हुई। अमीरोंकी wader हार हुई और सिंधको 
ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यमें मिला लिया गया । 

मिजा-प्रकब रके चचेरे बन्धुगण । १५७२ FoF मिर्जाग्नोंने 
गुजरातमें बादशाह श्रकबरके विरुद्ध विद्रोहका झंडा 
बुलन्द कर दिया | अगले साल बादशाहने स्वयं उनका 
दमन frat) 

मिर्जा अबू तालिब खाँ-समुद्र-यात्रा करके इंलेण्ड जाने 
बाला पहला भारतीय मुसलमान, जो १७८४ ई में इंग्लैंड 
पहुंचा । 

मिर्जा गुलाम अहमद ( 1538-9805 fo )-इसलामके 
अहमदिया सम्प्रदायका संस्थापक । उसका सदर मुकाम 
पंजाबमें कादियान नामक स्थान था। इस परंम्पराके 
अनुयायी 'कादियानी' इसीलिए कहे जाते हैं । 

मिर्जा गुलाम हुसेन-भा रतके मुसलमान इतिहासकारोंमेंसे 
एक | वह अट्ठारहवीं शताब्दीके उत्तराध॑में वर्तमान था 
और कई महत्त्वपूर्ण पदोंपर रहा । उसके ग्रंथ 'सय्यारुल- 
मुतअख्खिरीन' में मुगल साम्राज्यके अन्तिमकाल तथा 
भारतमें ब्रिटिश स/म्राज्यके उदयके प्रारम्भिक वर्षोका 
सामयिक विवरण मिलता है। 

मिर्जा asm खाँ-एक ईरानी सरदार जो दिल्ली आया 
और मुगलोंकी नौकरी करने लगा। वह पदोन्नति करते 
हुए १७७२ fo में शाह आलमके दिल्ली वापस लौटने- 
पर उसका बड़ा वजीर नियुक्त हुआ और १७८२ ई० में 
मृत्यु होने तक इसी पदपर रहा । इस अ्रवधिमें दिल्ली 
साम्राज्यकी हुकूमत उसीके हाथमें रही । उसने सिखोंका 
हमला विफल कर दिया, जाठोंका दमन किया, आगरा- 
पर फिरसे दखल कर लिया ate मराठोंको दिल्लीसे 


मिनाण्डर (सिलिस्द )-मिहिरगुलू 

दूर tar दिल्‍लीमें उच्च पद प्राप्त करनेवाला वह 
अंतिम' विदेशी मुसलमान था। 

मिर्जा मुहम्मद-देखिये, सिराजुद्दोला'। 

मिर्जा (saat सौर) शाह-कश्मी का पहला मुसलमान 
सुल्तान । वह सूरतसे आया था और अपनी योग्यताके 
कारण कश्मी रके हिन्दू राजाका मंत्री हो गया । १३४६ 
fo में उसने गद्दी छीन ली, mega aT धारण 
किया और एक राजवंश चलाया, जो १५४१ ई० तक 
कश्मी रपर राज्य करता रहा । 

मिर्जा हैदर-कश्मीरका १५४० से १५५१ fo तक 
शासक । ag बादशाह हुमायूँका मुगल रिश्तेदार था 
और sete नामपर कश्मीरका शासन करता था । किन्तु 
gaat अधीनता वह नाममात्रके लिए मानता art 
व्यवहार रूपमें वह स्वतंत्र था । १५५१ ई० में कश्मीरी 
अमीरोंने उसका तख्त छीन लिया। चार साल बाद 
कश्मी रका शासन-चक्र लोगोंके हाथमें पहुँच गया। 
१५८६ ई० में बादशाह अ्रकबरने कश्मीरपर विजय प्राप्त 
करली। 

मिलिन्द-पन्हों (मिलिन्दके प्रश्त)-एक प्रसिद्ध बौद्धग्रंथ, 
जिसमें यवन राजा मिलिन्द और बौद्ध भिक्षु नागसेन 
(दे०) के बीच प्रश्न और उत्तरके रूपमें बौद्ध दर्शन 
और धर्मकी विवेचना की गयी है। मिलिन्दकी पहचान 
भारतीय यवन (यूतरानी) राजा मिनाण्डर (दे०) से 
की जाती है। विश्वास किया जाता है कि मिनाण्डरने 
बौद्धधर्म अंगीकार कर लिया था। इस ग्रंथका रचना- 
काल तीसरी शताब्दी ई० से पूर्व माना जाता है । 

'मिल्डेनहाल, जान-एक अंग्रेज व्यापारी, जो १५६६ ई० में 
स्थलमार्गसे भारत आया | वह पूर्वमें सात वर्ष रहा और 
बादशाह WHAT उसके राज्यकालके अंतिम दिवोंमें 
मिला । उसकी बादशाहंसे आमने-सामने बातचीत हुई । 
परंतु वह THAT या उसके पुत्र जहाँगीरसे अंग्रेजोंके 
लिए कोई व्यापारिक सुविधा प्राप्त करनेमें विफल tar 
१६१४ fo में उसकी मृत्यु हो गयी । वह बेईमान तथा 
aa था, परंतु व्यापारकी खोजमें भारत आनेवाले अंग्रेजों- 
का अगुग्रा था। 

मिहिरगुल (अथवा सिहिरकुल)-हण राजा तोरमाण 
(दे०) का पुत्र तथा उत्तराधिकारी, जो पाँचवीं शता- 
-ब्दी ई० के अंतिम दशकोंमें गुप्त साम्राज्यकी पश्चिमी 
सीमापर तथा मध्यवर्ती मालवापर राज्य करता aT | 
मिहिरगुल लगभग Yoo ई० में गद्दीपर बैठा । उसका 
साम्राज्य भारतसे बाहर श्रफगानिस्तान तक विस्तृत था। 


Bos 
मीडोज, जनरल सर विलियम-मीर जाफर 


वह बड़ा भ्रत्याचारी था और उसने वौद्धोंका क्र्ूरतापूर्वक 
दमन किया । उसकी राजधानी पंजाबमें साकल अथवा 
सियालकोट थी। लगभग ५२८ ई० में मगधके राजा 
बालादित्य और मंदसोरके राजा यशोधर्माने मिलकर 
उसे पराजित कर भगा दिया। मिहिरगुल हार कर 
कश्मीर भाग गया, जहाँ वह स्वयं राजा वन TAT 
परंतु वह बहुत थोड़े समय राज्य कर सका । 

ela, जनरल सर विलियम-तीसरे मंसूर-युद्ध (दे०) 
(१७६० fo) में टीपू सुल्तानपर चढ़ाई करनेवाली 
ब्रिटिश सेनाका कमांडर । उसे ठीपूके द्विण्डिगुल, कोयंब- 
तूर, पालधाट आदि ठिकानोंको छीन लेनेमें सफलता 
मिली, परंतु उसकी विजय निर्णायात्मक नहीं कही जा 
सकती थी । ग्रतएव १७६१ ई० में कार्न॑वालिसने स्वयं 
सेनाकी मुख्य कमान संभाल ली और जनरल मीडोज 
उसके अधीन कार्य करता रहा । 

मोर कालिम-पअंग्रेजोंने १७६० fo में इसके ससुर मीर 
जाफरको TE उतार कर इसे बंगालका नवाब बनाया । 
ate कासिमने नवाबी पानेके लिए कम्पनीको वर्दवान, 
मिदनापुर तथा चटगाँवके तीन जिले सौंप दिये; कलकत्ता 
कौंसिलको २० लाख रुपया नकद दिया तथा मीर जाफर- 
का सारा wat बेबाक कर देनेका वादा किया। मीर 
afar मीर जाफरसे अधिक योग्य तथा अधिक दृढ़ 
व्यक्ति था। उसते मालगुजारीकी वसूलीके नियम अधिक 
कठोर बना दिये और राज्यकी आय लगभग दूनी कर 
दी । उसने फौजका भी संगठन किया और कलकत्ताके 
अनुचित हस्तक्षेपसे अपनेको दूर रखनेके लिए राजधानी 
मुशिदाबादसे उठाकर मुगेर ले गया । 

कम्पतीके भ्रधिकारी मीर जाफर (दे०) (१७५७- 

go ई०) के समयसे बिना चुगी' दिये wae व्यापारके 
द्वारा बहुत TH फायदा उठा रहे थे। मीर जाफरने 
इस अवैध व्यापारको बंद करनेका निश्चय fear 
उसने कलकत्ता कौंसिलके तत्कालीन अ्रध्यक्ष वैन्सीटार्ट 
(दे०) से समझौता किया कि फिरंगी व्यापारियोंके 
निजी मालपर नवाबकों दूसरोंसे ली जानेवाली ४० 
प्रतिशत चुगीके स्थानपर &-अतिशत चुगी लेनेका 
अधिकार होगा | परंतु कलकत्ता कौंसिलने इस समझौते- 
को रद्द कर दिया और सिर्फ नमकपर २॥ प्रतिशत चु गी- 
के लिए राजी हुई । कलकत्ता कौंसिलके इस श्रनौचित्य- 
पूर्ण निर्णयपर नवाब मीर कासिम इतना बुद्ध हुआ कि 
उसने भारतीय ate फिरंगी सभी व्यापारियोंकों बिना 
चुगी दिये व्यापार करनेकी श्रनुमति दे दी । 


३६५ 
इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि कम्पनीके कर्म- 
चारियों द्वारा अपने अवैध व्यापारकों जारी रखनेके 
mag और नवाब मीर कासिम द्वारा अपनेको खुदमुख- 
तार बनानेके दृढ़ निश्चयके बीच कोई समझौता नहीं 
हो सकता था, फलतः नवाब तथा कम्पनीके वीच युद्ध 
अनिवार्य हो गया । युद्धकी दिशामें पहला कदम पटनामें 
कम्पनीके मुख्याधिकारी मि० एलिसने उठाया। उसने 
पटनापर दखल कर लेनेकी कोशिश की, जो विफल कर 
दी गयी और युद्ध fes गयां। किन्तु मीर कासिममें 
कोई सैनिक प्रतिभा नहीं थी । उसके पास योग्य सिपह- 
सालार भी नहीं था। ऐसी परिस्थितिमें ag कटवा, 
घेरिया तथा उधुवानालाकी लड़ाइयोंमें कम्पनीकी फौजसे 
हार गया । BAH GIT जब उसकी राजधानी मुगेरके 
निकट पहुँची तो ag पटना>भाग गया। वहाँ उसने 
समस्त अंग्रेज बंदियोंको मार डाला तथा जगत सेठ जैसे 
उसके जो भी पूर्व विरोधी हाथ पड़े, उन्हें भी मौतके 
घाट. उतार दिया। इसके बाद वह wag भाग गया 
और वहाँ उसने नवाब शुजाउद्दौला तथा भगोड़े बादशाह 
शाह आलम द्वितीयसे कम्पनीके विरुद्ध गठबंधन कर 
लिया । परंतु अंग्रेजोंने २२ अक्तूबर १७६४ Fo को 
बक्सरकी लड़ाईमें तीनोंको हरा दिया। शुजाउद्दौला 
जान बचा कर रुहेलखंड भागा, बादशाह WE AAT 
द्वितीय प्रंग्रेजोंकी शरणमें झा गया और मीर कासिम 
दर-दरकी खाक छानता BATHE साल बाद भारी 
मुफलिसीमें दिल्लीमें मर गया । 

AT जाफर-बंगालका १७५७ से १७६० Fo तक और 
फिर १७६३ से १७६५ Fo तक नवाब । aE वंगालके 
नवाब भ्रलीवर्दी at (दे०)का बहनोई था भौर मुशिदा- 
बादके दरबारमें बहुत भ्रधिक प्रभाव रखता था। अली- 
वर्दीके ata तथा उत्तराधिकारी नवाब सिराजुद्दौला (दे० ) 
को उसकी स्वामिभक्तिमें सन्देह था और उसने उसे बख्शी 
(दे०) के पदसे ger दिया। इससे मीरजाफर और 
फिरंट हो गया ate उसने , सुराजुद्दौलाको गद्दीसे हटाने 
तथा खुद नवाब बननेके लिए, भ्रसंतुष्ट दरबारियोंके साथ 
पड्यंत्र रचा, जिसमें जगत सेठ (दे०) भी सम्मिलित 
था | षड्यंत्रका रियोंके नेताके रूपमें भीरजाफरने १० जून 
१७५७ ई०को कलकत्तामें अंग्रेजोंसे एक संधि की । इस 
संधिके द्वारा मीर जाफरने वचन दिया कि ag श्रंग्रेजोंकी 
सहायतासे बंगालका नवाब बन गया तो सिराजुद्दौलाने 
अलीनगरकी संधि ( & फरवरी १७५७ fo )के द्वारा 
उन्हें जो युविधाएँ रखी हैं, उनकी पुष्टि कर देगा, भ्रंग्रेजोंसे 


26 

rc) & 
रक्षात्मक संधि करेगा, फ्रांसीसियोंको. बंगालसे निकाल 
देगा, १७५६ ई०में कलकत्ता छीने जानेके बदले ईस्ट 
इंडिया कम्पनीको १० लाख पौंड हर्जाना देगा और इसका 
आधा रुपया कलकत्ताके अंग्रेज निवासियोंको देगा Ate 
जाफरने गुप्त संधि करके श्रंग्रेजी सेना, नौसेना तथा 
कौंसिलके सदस्योंको भी काफी afer धन देनेका वादा 
किया । 

इस संधिके श्रनुसार २३ जून १७५७ ई०को पलासीकी 

लड़ाईमें मीर जाफर तथा उसके सहयोगी षड्यंत्नकारियोंने 
कोई हिस्सा नहीं लिया और अंग्रेज बड़ी श्रासानीसे 
लड़ाई जीत गये । सिराजुद्दौला युद्ध-भूमिसे भाग गया, 
परन्तु उप्ते शीघ्र बंदी बना लिया यगा और मीर जाफरके 
पुत्र मीरंनने उसका बध कर दिया। इसके बाद मीर 
जाफर बंगालका नया नवाब बना दिया गया। गद्दीनशीन 
होनेपर उसने १० जून १७५७ ई०की संधिके द्वारा 
जितने भी वादे किये थे सब पूरे कर दिये । इसके अति- 
रिक्त उसने कम्पनीको चौबीस परगनेकी जमींदारी भी 
दे दी। उसने १५ जून १७५७ ई०को कम्पनीके साथ 
एक site संधि की, जिसके द्वारा उसने दो नयी धाराप्रौंसे- 
अपनेको बाँध लिया। इन धाराश्रोंमें कहा गया था 
(9) “अंग्रेजोंके दुश्मन मेरे दुश्मन होंगे, चाहे qn fia 
हों या यूरोपीय, (२) जब कभी मैं अंग्रेजोंसे a iT 
माँग करूँगा, उसका खर्च दूँगा 1” 

मीर जाफरने इस तरह बंगालपर एक प्रकारसे 


AIT जाफर-मीर ARS सोर महम्सद सईद 
मीर जाफरके उत्तराधिकारीका प्रश्न उठ खड़ा gat 
क्लाइवके उत्तराधिकारियोंने क्लाइवका ही अनुकरण 
किया और १७६० SoH क्लाइवके गुड्डे Ae जाफरको 
गद्दीसे हटा कर उसके दामाद मीर कासिन (दे०)को 
नया नवाब बना दिया । 

मीर जाफरने बिना कोई प्रतिरोध किये १७६०ई ०में 
नवाबी छोड़ दी, परन्तु १७६३ Foi अंग्रेजों और नवाब 
मीर कासिममें az fos जानेपर उसे फिर तवात बना 
दिया गयी । पुनः नवावी प्राप्त करनेसे पूर्व मीर आफर- 
ने अंग्रेजोंसे एक संधि की, जिसके द्वारा sak अपनी 
फौजोंकी संख्या सीमित करना, राजधानी मुशिदाबादमें 
स्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट रखना, श्रंग्रेजोंके नमकके व्यापा र- 
पर केवल २ प्रतिशत Sat लेना, कम्पनीको युद्धके खर्च- 
के तौरपर ३५ लाख रुपया देना, अंग्रेजी सेना तथा नौसेना- 
के सदस्योंको भेंटके तौरपर Bou लाख रुपया देना तथा 
मीर कासिंमसे gait faa लोगोंको व्यक्तिगत रूपसे क्षति 
उठानी पड़ी उन्हें हर्जाना देना स्वीकार कर लिया । wae 
एवं ga: नवाबी मिलनेपर मीरजाफरको आथिक स्थिति 
eae भी अधिक शोचनीय हो गयी । उसका राजनी- 
तिक भविष्य लगभग समाप्त हो गया । उसे अफीमकी 
लत थी और कुष्ठ रोगसे पीड़ित था। १७६४ इं०में 
उसकी कलंकपूर्ण मृत्यु हो गयी। बंगालमें मुसलमानी 
areas पतनके लिए जो भारतीय मुसलमान जिम्मेदार 
थे, उनमें मीरजाफर प्रमुख था । 


अंग्रेजोंका राजनीतिक तथा सैनिक प्रभुत्व स्वीकार कर मौर जुमला AIT मुहम्मद सईद-एक ईरानी व्यापारी, जो 


अपनी नवाबीका अगौ रवपूर्ण अ्रध्याय झ्रारम्भ किया । BAT 
१७५६ ई०में कलकत्तापर दखल करनेसे i गोंको जो 
क्षति उठानी पड़ी थी उसके लिए १,७७,००/००० रु० 
हर्जाना देकर, अंग्रेजी सेना, नौसेना तथा प्रध्चिकारियोंको 
१,१२,५०,००० रु० देकर ( जिसमें २३,४०,००० रु० सिर्फ 
क्लाइबको दिये गये) तथा चौबीस परगनेकी सारी माल- 
गुजारी कम्पतीको सौंप कर राज्यकों दीवालिया बना 
दिया । वह अपनी फौजकी तनख्वाहें ५ tat असमर्थ 
हो गया । इस प्रकार मीर जाफर अंग्रेजोंपर अधिका- 
धिक निर्भर होता mar भौर शीघ्र ही att स्थितिसे 
ata हो उठा। wavy उसने अ्रंग्रेजोंके विरुद्ध डच 
लोगोंसे षड़यंत्र रचना शुरू कर दिया । परन्तु अंग्रेजोंने 
बिदर्रामें डच लोगोंको हरा-दिया | १७६० ई०में मीर 
जाफरका संरक्षक THAT इंग्लेंड चला गया और इसके 
बाद मीर जाफरका लड़का तथा भावी उत्तराधिकारी 
मीरत बिजली गिरमेसे मर गया। इसके फलस्वरूप 





प्रारम्भमें गोलकुंडामें हीरेका व्यापार करता ar | बादमें 
वह गोलकुंडाके सुल्तान प्रब्दुल्ला कुतुबशाह (१६२६-७२ 
ई०)की सेवामें जाकर क्रमशः उसका वजीर बन TAT | 
वह राजनेताके साथ-साथ महान सिपहसालार भी था । 
उसकी संपत्ति, शक्ति तथा भ्रतिष्ठाके कारण गोलकुंडाका 
सुल्तान उससे ईर्ष्या करने लगा और ag उसे दंडित करना 
चाहता था । मीर जुमलाने मुगलोंसे साजिश करके, 
शाहजादा औरंगजेबकी सहायतासे, जो उस समय गोल- 
कुंडापर हमला करनेवाली मुगल सेनाका नेतृत्व कर 
रहा था, १६५६ ई०में दक्िखिनमें वादशाह शाहजहाँकी 
सेवा स्वीकार कर ली। इसके बाद ही वह शाहजहाँका 
बड़ा वजीर नियुक्त हो गया । 

शाहजहाँ (दे०) के लड़कोंमें उत्तराधिकार युद्ध 
छिड़नेपर, मीर जुमलाने औरंगजेबका पक्ष लिया भर 
उसे धर्मकी लड़ाई (दे०) जीतनेमें भरी मदद दी। 
१६६९० ई०में औरंगजेबने उसे बंगालका सूबेदार नियुक्त 


> /.. 
o,f 


-f 
wh 


मोर जमला, शरीयतुल्ला खां-मुखर्जी, आशुतोष 





किया, जहाँ पहुँच ऋर उसने शुज्ञा (बे०)को प्रांतले बाहर 
खदेड़ दिया। बादमें उसने श्रसामपर चढ़ाई की, weir 
राजाको aI राजधानी छोड़कर भागने तथा १६६२ 
ई०की संधि करनेके लिए विवश किया | इस afar 
द्वारा श्रद्दोम राजा हर्जानेका रूपमें एक बड़ी रक्रम देने 
तथा दक्षिणी झआसामका बहुत-सा भाग मुगलोंकों सौंव 
देनेके लिए राजी हो गया । श्रास्मामकरे जंगलोंसे वापस 
लौटते समय मुगल सेनाकों भारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं 
Ax मीर जुमला बीमार पड़ गया | वह जनवरी १६६३ 
So ढाका वापस लौटते समय रास्तेमें ही मर गया । 

मीर जुमला, शरीयतुल्ला खाँ-एक तूरानी जो बादशाह 
फरुंखशिय रके राज्यकाल ( १७१३-१६ ई० )के पूर्वार्द्ध- 
में ढाका तथा पटनामें काजी रहा | ae पड्यंत्नकारी 
मनोवृत्तिका था और उसने फर्ुंखशियरको सैयद बंधुझ्रों 
(दे०)स लड़ाने की कोशिश की । बादमें ag सैयद बंधुओं 
से मिल गया और उनके नीचतापूर्ण कार्योंमें मदद करने 
लगा। 

सीरन-तवाब AT जाफर (दे०) (१७५७-६० Fo) का 
लड़का तथा भावी उत्तराधिकारी । नवाब सिराजुद्दौला 
(दे०) पलासीकी लड़ाईमें हारनेके बाद जब भागा तो 
उसने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुशिदाबाद वापस 
लाकर १७५७ ई०में उसकी हत्या कर डाली। इसके 
बाद ही विजली गिरनेसे मीरनकी मृत्यु हो गयी । 

मीरनपुर Hewat लड़ाई-प्रवध के नवाव शुजाउद्दौलाकी 
और रुहेलोंके बीच १७७४ ई०में हुई। एक अंग्रेजी 
पलटन भी शुजाउद्दौलाकी मददेपर थी । शजाउद्दौलाने 
रुहेलोंको हरा दिया और उनका राज्य अवधमें मिला 
लिया | 

/मीरन बहादुर शाह-ताप्तीकी घाटीमें स्थित खानदेशका 
शासक । १५६० ई०में उसने अकबरकी अ्रधीनता स्वी- 
कार कर ली, परन्तु बादमें अपने इस BATT पश्चात।प 
करके उसने विद्रोह कर दिया । १५६६ ई०में THAT 
स्वयं सेना लेकर खानदेशपर चढ़ाई की और असी रगढ़पर 
कब्जा करके मीरत बहादुरशाहको अधीन बनाया। 
खानदेशकों मुगल साम्राज्यमें सम्मिलित कर लिया गया | 

सौरपुर परिवार-सिंधके अमीरोंके परिवारोंमेंसे एक। 
१८४३ ई०में मियानी (दे०)की लड़ाईमें सिंधके अ्मीरोंके 
अन्य परिवारोंके साथ यह परिवार भी हारा श्रौर 
निर्वासित कर दिया गया | 

मीर फतह अली खाँ तालपुर-जिसने १७८३ foi सिधके 
ऊपर ASAE शाह अब्दालीके उत्तराधिकारियोंका नियंत्रण 


; ३६७ 
समाप्त कार दिया और सिधको एक प्रकारसे स्वतंत्र राज्य 
बना दिया । उसकी मृत्यु १८०२ ई०में हुई। उसके 
उत्तराधिकारी, जो मध्यवर्ती सिधपर शारान करते थे, 
चार परिवारोंमें विभक्त हो गये । वे शह॒ृदादपुरमें रहते 
a1 मीरपुर तथा खैरपुरमें रहनेवाले अपने संवन्धियोंकी 
भाँति वे aa fir प्री 

मुअज्जम, शाहजाद।+-देखिये, 'वहादुरशाह प्रथम | 

agadia चिश्ती (र्वाजा)-एक प्रसिद्ध मुसलमान (सूफी) 
Ha | अ्रकवर और जहांगीर agar उसके श्रजमेर-स्थित 
मज़ारकी जियारतके लिए जायरा करते थे । 

मुकरंब खाँ-मूल नाम शेख हसन, जहाँगीरका विशेष 
विश्वासपात्र पदाधिकारी ari १६०७ fo% वह शाही 
दूतके STH TMH पुरतंगालियोंके पास भेजा गया, किन्तु 
इस दौत्यकर्मका कोई परिणाम न निकला। उपरांत 
मुकरंब खाँ की नियुक्ति सूरतके श्रास्तीय शासकके रूपमें 
हुई, जहाँ उसने अंग्रेजोंको पुर्तगालियोंसे युद्ध करनेके 
लिए उत्साहित feat नाविक युद्धमें अ्रंग्रेजोंने पुर्त- 
ग्रालियोंपर विजय पायी किन्तु स्वयं मुकरंब खाँ ने, 
जिसके पास कोई नौ-सेना न थी, जब पुतंगालियोंसे 
सुलहका प्रस्ताव किया, तब उसे उस समय अत्यधिक 
अ्रपमानकी घूट पीनी पड़ी, जब उन्होंने उसका प्रस्ताव 
saz दिया । 

मुकरंब खाँ-मूल नाम शेख तियाम। ओऔरंगजेबका एक 
उत्साही सैनिक पदाधिकारी था। उसे खान जमा की 
उपाधि दी गयी थी। १६८५६ ई०में जब उसे सूचना 
मिली कि मराठा शासक शंभूजी अपने प्रधान-मंत्नी कवि 
कलशके साथ संगमेश्वरकी यात्रा कर रहा है, वह 
कोल्हापुरमें था । उसने शी घ्रतासे कूच करके शम्भूजीके 
पड़ावकों घेर लिया तथा मराठा शासकको उसके प्रधान 
मंत्री कवि कलश तथा सारे लाव-लश्करके साथ बन्दी 
बता लिया । 

मुक्तापीड-देखिये, 'ललितादित्य मुक्तापीड! । 

HRS राव-एक मराठा सरदार जो वीजापुरके सुल्तान 
यूसुफ़ आदिलशाह (दे०) (१४६०-१५१० ई०) के 
द्वारा पराजित हुआ । उपरान्त उसने सुलतानकों अपनी 
बहिन व्याह कर सन्धि कर ली। व्याहके बाद उसकी 
बहतका नाम Fas खानम पड़ा और वह दूसरे सुल्तान, 
इस्माइलकी माँ बनी । 

मुखर्जी, आशुतोष (१८६४-१९२४)-वंगरालके ख्याति- 
लब्ध बैरिस्टर झौर शिक्षाविद्‌ । मध्यम वर्गके बंगाली 
ब्राह्मण परिवारमें जन्म gar ale विद्यार्थी जीवनमें ही 





my 4 ee 
नल जे aN 


इ्द्दद 


मुखर्जी, आशुतोष-मु गल राजबंश 





नाम कमानेके उपरांत १८८८ ई०में कलकत्ता हाईकोर्टमें 
वकालत प्रारम्भ की । १६०४ ई०से हाईकोर्टके न्‍्याया- 
धीश झौर १६२० SoM स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश 
रहनेके बाद १६९२३ CoH उन्होंने शवकाश ले लिया । 
वे यद्यपि राजनीतिसे दूर रहे, किर भी वे १६६६ fot 
बंगाल विधान परिषद्के सदस्य मनोत्रीत किये गये। 
उन्होंने शिक्षाके क्षेत्र में, जिसके लिए उन्होंने अपना 
समस्त जीवन अपित कर दिया था, उन्होंने बंगालकी जो 
महंती सेवा की, उसके ग्राध।र पर उन्हें श्राधुनिक वंगालका 
निर्माता कहा जा सकता है। २५ वर्षकी अ्रल्पप्ायुमें वें 
कलकत्ता विश्वविद्यालयके सिनेटके सदस्य हुए और 
उपरान्त चार सत्नावधि तक उसके उपकुल्रपति रहे । 

उस विश्वविद्यालयसे उनका जीवनकी अंतिम घड़ी 
तक सम्बन्ध बना रहा । as कर्जनने भारतीय विश्व- 
विद्यालय अधिनियम, भारतमें उच्च शिक्षाका प्रसार 
रोकनेके उद्देश्यसे वनाया था, किंतु आशुतोष मुखर्जीनि 
उसीके माध्यममे बंगालमें उच्चशिक्षाका प्रसार कर दिया 
ae कलकत्ता विश्वविद्यालयकों परीक्षा की व्यवस्था 
करनेवाली संस्था AAT उठाकर उच्चतम स्नातकोत्तर 
शिक्षण देनेवाली संस्था बना दिया। उन्होंने केवल कला- 
संकायमें ही विभिन्‍न विषयोंमें एम० ए० की कक्षाएँ 
नहीं खोलीं, प्रयोगात्मक एवं प्रयुक्त विज्ञानों (490120 
Sciences) के प्रशिक्षण हेतु भी स्नांतको-त्तर शिक्षाका 
प्रबन्ध किया, जिसके लिए इसके पूर्व कोई प्राविधान न 
था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालयके लिए महाराज 
दरभंगा, सर तारकनाथ पालित एवं रास बिहारी घोषसे 
प्रचुर दान प्राप्त किया और इस धनराशिसे उन्होंने 
विश्वविद्यालयमें पुस्तकालय और विज्ञान कालेजोंके 
विशाल भवनोंका निर्माण कराया जो प्रयोगशालाप्रोंसे 
युक्त थे। इस प्रकार उन्होंने देशमें शिक्षाकी धाराको 
एक नया मोड़ fear) उन्होंने बंगला तथा भारतीय 
भाषाओञ्रोंकोी एम० To की उच्चतम डिग्रीके लिए प्रध्ययन- 
का विषय बनाया। उनकी वेशभूषा और श्राचा र-ब्यवहा रमें 
भारतीयता wand थी | कदाचित्‌ वह प्रथम भारतीय 
थे, जिन्होंने रॉयल कमीशन (सैडलर समिति) के सदस्य 
की हेसियतसे सम्पूर्ण भारतमें धोती और कोट पहन कर 
भ्रमण किया । वह कभी इंग्लैण्ड नहीं गये और उन्होंने 
अपने जीवन तथा कार्य-कलापोंसे सिद्ध कर दिया कि 
किस प्रकार एक सच्चा भारतीय aay विचारोंमें 
सनातनपंथी, कार्योम्ें प्रगतिशील तथा विश्वविद्यालयके 
हेतु अध्यापकोंके चयनमें भ्रन्तर्राष्ट्रीयतावादी हो सकता 


है । उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालयमें भारतीय ही नहीं, 
अंग्रेज, जर्मन श्रौर अमरीकी प्रोफेसरको भी रखा और 
उसे पूर्व का aang विश्वविद्यालय बना दिया। 
मुखर्जी, धनगोपाल-असिद्ध वंगाली साहित्यकार जो 
अमेरिकार्मे जाकर बस गये । उन्होंने अंग्रेजी भाषामें कई 
पुस्तकें लिखीं, जिनमें 'मेरे भाईका व्यक्तित्व' (Portrait of 
My Brother) नामक पुस्तकमें उन्होंने अपने भाई BIT 
बंगालके सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता जदु गोपा लकी जोवनी 
दी है । उनकी रचनाओंने उन्हें साहित्यके क्षेत्र में श्रच्छी 
ख्याति प्रदान की । 
मगल राजवंश-राज बाबरसे awe, जिसने १५२६ Gow 
अन्तिम लोदी सुल्तान इब्नाहीम लोदीकों पानीपतके प्रथम 
युद्धमोें पराजित किया । इस विजयसे बाबरका दिल्‍ली 
और ग्रागरापर अधिकार हो गया। १५२७ ईश्में 
बाबरने मेवाड़के शासक राणा साँगाको खनुग्राके युद्धमें 
पराजित कर राजपूतोंके प्रतिरोधका भी अन्त कर 
दिया । अंततः १५२८ ई०में उसने TAT युद्धमें श्रफ- 
गानोंकों पराजित कर अपना शासन बिहार और बंगाल 
तक विस्तृत कर लिप्रा। इन विजयोंने बाबरको उत्तरी 
-भारतका THe बता दिया। उसके द्वारा प्रचलित 
मुगल राज्यवंशने भारतमें १५२६ से १८५८५ fo तक 
राज्य किया । हि 
मुगल राज्यवंशमें seta शासक हुए, जिनमें प्रथम 
छः बाबर ( १५२६-३० ), FATT ( १४३०-४० Tar 
१५५५-५६ ), THAT ( १५५६-१६०५ ), जहाँगीर 
(१६०५-२७), शाहजहाँ (१६२७-५5) तथा औरंग- 
जेब (१६५८-१७०७) aa: महान्‌ मुगल सम्राद्‌ गरिने 
जाते हैं। इनमेंसे श्रकवरने सम्पूर्ण उत्तरी भारत तथा 
दक्षिणके खानदेश और बरारको अपने श्रधिकार क्षेत्र में 
ले लिया था। साम्राज्य-विस्तारकी यह प्रक्रिया उसके 
बादवाले तीन शासकोंके कासमें भी चलती रही । फलत: 
औरंगजेबके राज्यकालमें मुगल साम्राज्यका विस्तार 
हिमालयके निचले भूभागोंसे लेकर कन्याकुमारी तक 
सम्पूर्ण भारतमें हो गया । किन्तु उसक्षे समय घटित 
घटनाओंसे ae भी स्पष्ठ हो गया कि उसने अजगरकी 
भाँति aot पाचनशक्तिसे अधिक निगलनेका प्रयास 
किया है। इसके प्रतिरिक्त उसने जान-बूझकर धामिक 
उदारताकी उस नीतिके परित्यागका भी दुस्साहस किया, 
जिसपर अ्रकबरका विशाल साम्राज्य आधारित था । 
इस प्रकार औरंगजेबने भारतवर्षको इस्लाम-प्रधान 
साम्राश्यका रूप देनेका प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप 


S64 
AMS राजबंश-मुगल शासन-प्रणाली श्४ड 
हिन्दुप्रोंके विद्रोह हुए, जिनका qaqa agree 
शिवाजीने किया था और पंजाबमें fadi, बुन्देलखण्ड 
और राजपूतानेके राजयूतों तथा जाठोंमें भी, जो प्रकद र- 
के स्वामिभवत समर्थक थे, विद्रोहकी अग्नि भड़क उठी | 
दूसरी ओर पुतंगाल, हालैण्ड, इंग्लैण्ड और फ्रांसके 
व्यापारियोंकी उपस्थितिने और भी कठिनाइयाँ set 
कीं, क्योंकि उतकी राजनीतिक अभिलाषाएँ, व्यावार 
सम्बन्धी गतिविधियोंके आवरणमें ढकी हुई थीं और 
उनकी सामरिक सामग्री एवं संगठन aay जहाजीशक्ति 
मुमलोंकी अपेक्षा कहीं श्रेष्ठतर थी | श्रन्ततः उत्त राधि- 
कारके युद्ध जहाँगीरके राज्यकालके अन्तिम वर्षोंसे 
मुगलवंशके शासनपर मर्मान्तक विपत्तिके रूपमें बराबर 
घहराने लगे, जिनसे राजशक्तिमें विशेष दुर्बलता ar 
गयी । परिणामस्वरूप अन्तिम तेरह मुगलशासक, जो 
उत्त रकालीन मुगल TAZ कहे जाते हैं, श्रयोग्य शासक 
सिद्ध हुए । अ्ठारहवीं शताब्दीसे क्रशः उनकी राज्य- 
सीमाएँ क्षीण होती गयीं | नादिरशाह दुर्रातीके quae 
ई० वाले तथा अहमदशाह अब्दालीके १७५१ से १७६१ 
ई० तक होनेवाले श्राक्रमणोंने इस क्रमको विशेष गति 
“sara की । 
बहादुरशाह प्रथम अ्रथवा Wi आलम (१७०७-१२), 
जहाँदार शाह (१७१२-१३), फरंखशियर (१७१३-१९), 
रफीदुद्जत (१७१६), रफीउद्दोलत (१७१६९), नेकुस्सि- 
यर ( १७१६ ), इब्नाहीम ( १७१६ ), मुहम्मदशाह 
( १७१६-४८ ), अहमदशाह (१७४८-५४) भ्रालमगीर 
द्वितीय ( १७५४-५९ ), शाहब्रालम द्वितीय ( १७५६- 
१५०६ ), WHIT द्वितीय ( १५०६-३७ ) ओर बहादुर 
शाह द्वितीय ( १५३७-५८ ) उत्तर-कालीन मुगल सम्राद्‌ 
माने जाते हैं। जिस मुगल बंशकी प्रतिष्ठा बाबर द्वारा 
पानीपतके प्रथम युद्धके उपरान्त हुई तथा जिसकी परि- 
पुष्टि श्रकबरने पानीपतके १५५६ ई० बालें युद्धमें की, 
उसे १७६१ ई०के तृतीय पानीपत युद्धसे भीषण झ्राधात 
लगा, जिसमें अवधके नवाब शुजाउद्दौलाकी सहायतासे 
अहमदशाह अब्दालीने मुगल THe शाह aay द्वितीय 
at उसके संरक्षक एवं सहायक मराठोंकों पराजित 
किया । इतने पर भी उसका क्षीणप्राय अस्तित्व अपनी 
शक्ति एवं प्रभुताके कारण नहीं, भ्रपितु उसके संभाव्य 
उत्तराधिकारियों, स्वतंत्र हो जानेवाले मुस्लिम सूबेदारों, 
विद्रोही हिन्दू राज्यों और चतुर श्रंग्रेज व्यापारियोंकी 
पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिताकें कारण, किसी प्रकार बना 
a प्रन्ततः अंग्रेजोंने अपने हिन्दू भर मुसलमान 





३६६... 
प्रतिइस्द्धियोंके श्रापपी ईर्ष्या-द्वेप एवं संप्रषोका अनुचित 
लाभ उठाकर मुगल वंशके स्थानपर अपना साम्राज्य 
स्थापित कर दिया । अन्तिम मुगल सम्राट वहादुरणाह 
द्वितीय, जो प्राय: अपने राज्यकालके areas ही 
अंग्रेजोंका एक भ्रकारसे पेंशन-प्राप्त शासक बत गया था, 
१८५८ ई०के तथाकथित सिधाही-विद्रोहमें सहयोग देने- 
के कारण तिंद्वासनसे उतार कर रंगून भेज दिया गया 
AR १८६२ ई०में वहीं उसकी मृत्यु हो गयी । 

मुगल शासन-प्रणाली-मुगल राजवंशके तृतीय सम्राद्‌ 
अकबर ( १५५६-१६०५ ई० ) ने इसका संगठन किया, 
क्योंकि उसके पिता gary और पितामह वावरकों न 
इतना waar ही मिला और न उनमें इस कार्य हेतु 
पर्याप्त क्षमता ही थी । a शासन-व्यवस्थाका केन्द्रबिन्दु 
सम्राद्‌ होता था, जिसकी शक्ति असीमित थी और 
उसका आदेश ही कानून था। awe ही राज्यक्री 
सर्वोच्च सत्ता, राज्यका प्रमुख, सेनाका सर्वोच्च संचालक, 
न्यायका स्रोत श्रीर मुख्य कानून-निर्माता था | इन समस्त 
शक्तियोंका सफलतापूर्वक संचालन करने हेतु सम्रादके 
लिए यह आवश्यक था कि वह शारीरिक दृष्टिसे बल- 
ara और मानसिक दृष्टिसे जागरूक हो । किन्तु मुगल 
शासन-ब्यवस्था में, जो वंशानुक्रमकी परंपरापर झ्राधारित 
थी, इस प्रकारके शक्तिशाली शासकोंकी झदूठ परंपरा 
असंभव प्रायः थी aa: छः पीढ़ियों तक शक्तिशाली 
सम्राटोंकी शासन-अवधिके उपरान्त मुगल शासन- 
व्यवस्था छिस्न-भिन्‍न हो गयी । 

मुगल सम्राटोंके कई मंत्री होते थे, जिनमेंसे क्रमशः 
चार मुख्य थे। दीवान--माल और वित्त विभागका 
प्रधात--मीर weet; सैनिक विभागका प्रधान--मीर 
सामान; कारखानों एवं भाण्डारोंका अध्यक्ष तथा सदरुल- 
सदर - धामिक att न्याय विभागोंका अध्यक्ष | इत चार 
मंत्रियोंके अतिरिक्त राज्यके कई अन्य मुख्य पदाधिकारी 
भी होते थे, जो व्यावहारिक रूपसे मंत्रियोंके पदोंके सम- 
कक्ष थे; किन्तु इन मंत्रियों ere किसी मंत्रिमंडलकी 
संरचना नहीं होती थी तथा उनकी नियुक्ति एवं पद- 
च्यूति सम्राट्की इच्छापर निर्भर रहती थी। साथ ही 
मुगल शासन-प्रणालीमें ऐसी कोई सभा या समिति न थी, 
जो कानूनी तौरपर मुगल सम्राटों तक उसकी मुसल- 
मात और हिन्दू प्रजाकी भावनाप्रोंकों पहुँचा सके । 
इस प्रकार मुगल शासन-व्यवस्थामें शासनके दोपोंको दूर 
करनेबाली किसी ऐसी सुधारक dena star श्रभाव 
था, Sat इंग्लंण्डके तत्कालीन cast और स्टुश्रर्ट 


a+*0 
३७० 
राजाश्रोंके कालमें पालियामेण्टके रूपमें वर्तमान थी । 
ऐसो सुधारक संस्थाके अभाव मुगल शासन-व्यवस्था 
सम्राटोंकी स्वेष्छाचारितापर तव तक चलती रही जब 
तक वे मानसिक रूपसे अपने कि प्रति जागरूक 
Wl उपरान्त जब मुगल शासक दुर्वल हो गये, यह 
शासन-प्रणाली ऐसे महत्त्वाकांक्षी और wafer मंज्ियों- 
के हाथोंका खिलौना वन गयी, जो अपनी स्वेच्छास 
सम्राटोंकों स्थानापन्‍न एवं पदच्युत करते थे । 
मुगल शासन-प्रणाली नौकरशाही पद्धतिपर झाधा- 
fea थी, जिसमें नागरिक और सैनिक विभागोंमें कोई 
भेद नहीं था। सभी उच्चाधिकारी मनसबदारोंकी 
ade कोटियोंमें श्रेणीवद्ध थे, जो दससे लेकर दस हजार 
तक सैनिकोंके नायक होते थे । इनमेंसे सभीको फौजदारी 
और दीवानीके अ्रधिकार प्राप्त थे और प्रत्येककों नकद 
वेतन दिया जाता था। आगे चलकर उन्हें यह वेतन 
जागीर अथवा किसी भू-भागकी मालगुजारी वसूल करने- 
के भ्रधिकारके रूपमें दिया जाने लगा । मनसबदारी प्रथा 
मुगल शासन-व्यवस्थाकी नींत्र थी और उसीके द्वारा 
कर्मचारियोंके ओहदे और उनका वेतन निश्चित होता 
था । यह प्रथा कुछ-कुछ ब्रिटिश शासनकालकी इंडियन 
सिविल तथा मिलटरी सर्विसके अनुरूप थी। मौलिक 
अंतर केवल इतना ही था कि १५५३ ई० के उपरान्त 
इंडियत सिविल सर्विसेके सदस्योंके समान इसके सदस्यों- 
का चयन किसी सार्वजनिक परीक्षाक्रे द्वारा नहीं होता 
था, बरत्‌ अकबर AEM उदार शासकोंके कालमें भी, 
इसमें मुख्यतः मुसलमानों और वह भी विदेशी मुसल- 
मानोंकी भर्ती की जाती थी। इस प्रकार मुगलोंकी 
केन्द्रीय शासन-व्यवस्था, जो मूलतः सैनिक प्रथापर 
आधारित और विदेशियों द्वारा संचालित थी, कभी 
जनताका समर्थन प्राप्त न कर सकी । 
मुगलोंने एक ऐसी प्रान्तीय शासन-व्यवस्थाको 
विकसित किया, जो दिल्‍लीकी सल्तनत-कालीन व्यवस्था- 
से सुधरी हुई थी । अकब रने अपने सा म्राज्यका विभाजन 
१५ सूबोंमें किया था, जिनकी संख्या साम्राज्य विस्तारके 
साथ, जहाँगीरके राज्यकालमें १७ और ahaa 
शासनकालमें २१ हो गयी। प्रत्येक सूबेका पुनः कई 
सरकारोंमें विभाजन होता था, जो ब्रिटिशकालीन जिलों 
के समकक्ष थे। प्रत्येक सरकारंका कई परगनोंमें उप- 
विभाजन होता था; सरकारका कई परगनोंमें उपविभा- 
जन होता था, जिन्हें ग्रामोंका समूह कहा जा सकता है। 
मुगलोंकी प्रांतीय शासन-व्यवस्था केन्द्रके ही अनुरूप थी। 






मुगल शासन-अणाली 









ले एक महत्त्वपूर्ण अंतर था। प्रान्तीय गारन-व्यवस्था- 
ia अधिक्रर, नाजिम या रिपहसालार अथवा 
सूबेदारमें, जो शासनका श्रधिशासी था, तथा दीवानमें 
जो प्रान्तके माल विभागका अधिष्ठाता था, विभाजित 
रहता था। इनमेंस दोनोंकी ही नियुक्ति सम्राट्‌ द्वारा 
होती थी और दोनों उसीके प्रति उत्तरदायी थे। दोनों 
एक दूसरेकी गतिविधिपर भी ध्यान रखते थे। waa: 
प्रान्तोंमें विद्रोह यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य था । 

दीवानके अ्रतिरिक्त सूबेदारकों दखशी नामक पदा- 
घिकरारीसे, जो सैनिकोंका वेतन-वितरक होता था तथा 
न्यायकर्त्ता बाजी और सदरसे भी सहायता मिलती थी । 
प्रत्येक सरकारमें एक फोजदार नियुक्त था, जो अपने 
क्षेत्रमें शान्ति एवं सुव्यवस्था बताये रखनेके अतिरिक्त 
फोजदारीके मुकदमोंमें व्याय करता था तथा पुलिस और 
स्थानीय सैनिक दस्तेका नायक' भी होता था। प्रत्येक 
महत्त्वपूर्ण नगरमें कोतवाल नामक एक अ्रधिशासी 
नियुक्त रहता था। प्रत्येक प्रान्तमें केन्द्रीय शासन द्वारा 
प्रत्यक्ष एवं गुप्त रूपसे वाकयानबीध (सूचना-वाहक ) 
नियुक्त थे, जिनका कार्य केन्द्रीय सरकारको प्रान्तोंमें 
होनेवाली सभी घटनाओंकी सूचना देना था। west 
इन quale ध्यानपूर्वक विचार gat था और वे 
नियमित waa सम्राट्के सम्मुख रखी जाती थी। इस 
व्यवस्थासे प्रान्तीय शासकोंकी विद्रोही प्रवृत्तियोंपर 
अतिरिक्त नियंत्रण रहता था । 

मुगल सम्राटोंकी आयका Faas भूमिकर था | 
झायके अन्य साधन सीमाकर, टकसाल, युद्धोंमें विजित 
सम्पत्ति तथा हजनिकी राशि, भेंट-उपहार, एकाधिकार 
(मुगलराज्य सैंनिक तथा अन्य उपभोग्य वस्तुओ्रोंका प्रमुख 
निर्माता था) ओर चुगीके थे। पूरे उत्पादनका एक 
तिहाई art भूमिकरके रूपमें निर्धारित था और कर- 
संग्रह राज्य द्वारा नियुक्त वेतनिक अधिकारियों द्वारा 
प्रजासे सीधा वसूल किया जाता था। 

भूमिका विभाजन उर्वराशवितके आधारपर चार 
श्रेणियोंमें किया गया था और प्रत्येक श्रेणीकी सही-सही 
उपजका पता लगानेके लिए विशेष व्यव.था की गयी 
थी। भूमिकर यद्यपि नकदी और उपज दोनों ही watt 
लिया जाता था, किन्तु नकदी प्रथाको प्रोत्साहन प्राप्त 
ar उपजका नकदी मूल्यांकन पिछले ३ या qo वर्षोके 
प्रचलित मूल्योंके आधारपर सावधानीसे किया जाता 
था। इसपर भी सम्पूर्ण राज्यमें समान व्यवस्था प्रचलित 
aati सिन्धके निचले ais ate कश्मीर सदृश भू- 


34 | 


मुगल शासन-प्रणाली-मुजाहिद 


भागोंमें राज्यका sia खड़ी फ़सलके वास्तविक विभाजन- 
के उपरान्त निर्धारित किया जाता था। मुलतानसे लेकर 
बिहार तकके विस्तृत भू-भागोंमें एक अन्य विशिष्ट 
प्रथा प्रचलित थी, जिसके श्रन्तर्गत भूमिके सर्वेक्षण 
और समान स्तरके मानदण्डसे पैमायश तथा उपजके 
अनुसार श्रेणी-निर्धारण एवं औसत उपज alt उसके 
आधारपर एक तिहाई aa नकद मूल्यका निर्धारण 
होता था, किन्तु बंगालमें कानूनगो नामक राजस्व 
अधिकारियोंकी रिपोर्टके ग्राधारपर राज्यका अंश निर्धा- 
fear होता art 

मुगल सेनाके मुख्य अंग अ्रश्वारोही, पदाति, तोप- 
खाना और जहाजी बेड़ा थे इन चारों अंगोंमें अश्वा रोही 
दल सबसे महत्त्वपूर्ण था| पैदल सेना, जिसमें नगरों एवं 
गाँवोंसे यथा अससर भर्ती की जाती थी, प्रायः नगण्य 
थी | तोपखाना भारतमें बनी wera विदेशोंसे आयात 
की गयी तोपोंसे सुसज्जित था । यद्यपि मुगल तोपखाना 
तत्कालीन हिन्दू teal तोपखानोंसे श्रेष्ठ था, तथापि 
ae यूरोपीय शक्तियोंसे निम्त स्तरका था। उसकी 
तोपें न तो उतनी दूर तक मार कर सकती थीं और त 
उसके गोले निशानेपर उतने सही गिरते थे। मुगलोंकी 
जल-सेनामें बड़ी और छोटी नावें थी, जो नवियोंके 
यातायातका संरक्षण करती थीं। वे समुद्रोंकी 
यात्राप्नोंके हेतु नितान्त अनुपयुक्‍त थीं। वस्तुतः भ्रकबर 
ae औरंगजेब सहित समस्त मुगलशासकोंने व्यापार 
तथा झ।क्रमणके विचारसे समुद्री ants महत्त्वको कभी 
नहीं समझा और इसी कारण उन्होंने एक ऐसी विशाल 
जल-सेनाका निर्माण नहीं Prat, जो यूरोपीय शक्तियोंसे 
समुद्रोंमें लोहा ले सके ate उन्हें भारत भूमिपर उतरने 
से रोके। 

मुगलशासक जल-सेनाके लिए एक यूरोपीय जातिके 
मुकाबलेमें दूसरी जातिकी सहायतापर निर्भर रहे और 
इस प्रकार भ्रंततोगत्वा स्वयं उनके शिकार बन गये। 
इसी प्रकार मनसबदारी प्रथामें भी, जिसपर मुगल सैन्य- 
शक्ति संगठित थी, झूठे आँकड़े भरे जाने लगे श्रौर उनमें 
नियमित प्रशिक्षण एवं अनुशासनका अभाव हो गया। 
इसके प्रतिरिक्त युद्धेके लिए प्रयाण करते समय तथा 
युद्ध-भूमिमें मुगल सेनाके साथ इतना अधिक लाव- 
लश्कर रहता था कि औरंगजेबके कालमें ही वह द्रुतगामी 
और हलके mead सज्जित मराठा सेनाओ्रोंका 
मुकाबला नहीं कर पाती थी। १७३६ ई० में नादिर- 
शाह get द्वारा और उपरान्त भ्रहमदशाह प्ब्दाली 


३७१ 
द्वारा उसे बारम्बार पराजय उठानी पड़ी और ARIA: 
उसका दु:खद पराभव हुआ । 

meat ag aaa उन्चित है कि 'मुगल सैनिक- 

शक्ति और क्षमतामें इस कारण भी gre हुआ कि 
उसने अपनी विजयोंसे मिलनेवाली शिक्षाओोंकी पूर्ण 
अवहेलता की । शस्त्रास्त्रोंकी श्रेष्ठाने ही बाबरको 
पानीपत alt ah car अकबरको हल्दीघाठीके 
युद्धोंमें विजय दिलायी थी, किन्तु qs वीं शताब्दीमें ag 
सैनिक श्रेष्ठता अंग्रेजोंके हाथों चली गयी; जिनके हथि- 
यारों और सैन्य-संगठनकी शक्तिके समक्ष कोई भी 
भारतीय सेना नहीं ठहर पाती थी । इस प्रकार मुगल 
सेनिक-व्यवस्थाकी विफलता एक ऐसा दृष्टान्त प्रस्तुत 
करती है जिसकी sate भारतीय गणतंत्नकी सरकार- 
को श्रपनी सुरक्षाकी दृष्टिसे कभी नहीं करनी चाहिए । 
राज्यका अस्तित्व तभी संभव है, जब वह अपने शस्त्नास्त्न 
और सैन्य सामग्रीका समयानुकूल आधुनिकीकरण 
करता रहे । 

मुजफ्फर जंग-निजामुल-मुल्क चित-किलिच खाँका दोहित 
(नवाषा) । निजामकी मुत्युके उपरान्त १७४८ ई० में 
वह श्रपने मामा नासिर जंगके स्थानपर हैदराबादकी ग्रद्दी- 
का दावेदार बना । उसने डूपलेके अ्रधीन फ्रांसीसियोंका 
समर्थन प्राप्त किया तथा उसे चन्दा साहब सदृश मित्र 
भी भिला, जो श्रर्काटकी गद्दीका दावेदार था। प्रारम्भमें 
युद्धका परिणाम उसके विपरीत रहा, परन्तु १७५० ई० 
में नासिर जंगकी eat कर दी गयी और फ्रांसीसियोंकी 
सहायतासे मुजफ्फर जंगकों निजामत मिल गयी, जिसके 
बदले उन्हें विशेष सुविधाएँ प्रदान की गयीं। किन्तु 
१७५१ SoH हुई एक श्राकस्मिक मुठभेड़में मुजफ्फर जंग 
भी मारा गया और हैदराबादकी गद्दी उसके तीसरे 
मामा सलावत जंगके श्रधिकारमें भ्रा गयी । 

मुज्तहिंद होनेकी घोषणा-(धामिक विषयोंमें भी विवेकपूर्ण 
निर्णयकर्ता होनेकी घोषणा) बादशाह अ्रकबर द्वारा 
१५७६ Cok की गयी। एक व्यवस्था-पत्रके द्वारा भ्रल्लाह- 
की शान aie इसलामके saree लिए बादशाहको 
इसलाम धर्मसे सम्बन्धित किसी भी faa अन्तिम 
निर्णयकर्ता घोषित कर दिया गया । इस ब्यवस्था-पत्रके 
द्वारा मुगल बादशाहकों मुज्तहिंद बना दिया गया और 
उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ गयी । 

मुजाहिद-बहमनी वंशका तृतीय सुल्तान । वह अत्यधिक 
मदिरा पान करता था, HAT: TAHT. AAT ATE दाऊद 
उसका वध करके सिंहासतपर बैठ nari दाऊद भी 


343 
३७२ 


अपने सिहासनारोहणसे एक वर्षके भीतर ही एक गुलाम 
द्वारा मार डाला गया । 

सुडीमन कमेटी-भारत सरकार द्वारा १९२४ Gow नियुक्त 
की गयी । उसका सरकारी नाम सुधार जाँच कमेटी था 
किन्तु सामान्य रूपसे वह अ्रपने अ्रध्यक्ष सर अलेक्जेण्डर 
मुडीमैनके नामपर मुडीमैन कमेटी कही जाती थी। 
मुडीमैन उस कालमें भारत सरकारका गृह सदस्य था | 
कमेटीके सदस्योंमें सर तेज बहादुर ay जैसे प्रमुख गैर- 
सरकारी व्यक्ति भी थे। उसका कार्य १६१६ के गवर्न- 
fez श्राफ इंडिया ऐक्टके अनुसार १६२१ ई० में जो 
संविधान सुधार प्रचलित किया गया था उसके दोषोंकी 
जाँच करना था | कमेंटीने दिसम्बर १६२४ ई०में रिपोर्ट 
प्रस्तुत की । सदस्योंते दो प्रकारकी राय व्यक्त की थी । 
बहुमतसे ऐक्टमें केवल मामूली परिवतंन फरनेकी सिफा- 
fer की गयी थी। परन्तु अल्पसंखक गैर-सरकारी 
भारतीय सदस्योंने da शासन (दे०)की अपरोक्ष रीतिसे 
farar करते हुए ऐक्टमें आधारभूत परिवर्तत करनेकी 
सिफारिश की थी। इन सिफारिशोंपर कोई काररवाई 
नहीं की गयी । 

मुतब्बर छाँ-प्रौरंगजेबके राज्यकालके अन्तिम वर्षो्में उसकी 
सेनाका एक पदाधिकारी । उसने नासिक जिलेमें म राठों- 
के कई पहाड़ी दुर्गोंपर श्रधिकार करनेमें विशेष योग्यता 
दिखलायी और फिर कोंकणकी ओर बढ़कर कल्याण 
wife कई स्थलोंपर अधिकार कर लिया । इस प्रकार 
बह पश्चिमी समुद्र-तटीय प्रदेशोंको मुगल शासनके अधीन 
करानेमें सफल BAT मुतब्बर खाँ कल्याणमें कई बर्षो 
तंक रहा ओर उक्त नगरमें कई सुन्दर इमारतें बनवायीं । 

मुदकीकी लड़ाई-१८४५ fo अंग्रेजों और सिखोंके बीच 
हुई । इसमें सिखोंकी हार हुई । 

मुदगल-कृष्णा और तुंगभद्रा नदियोंके दोग्मावमें स्थित पर- 
कोटेसे घिरा एक नगर | इसके लिए बहमनी (दे०) AT 
विजयनगर साम्राज्यों (दे०)के बीच बरावर लड़ाई होतीं 
रहती थी और ag किसी एक राज्यके भ्रधीन हो जाता 
था ate कभी दूसरे राज्यके अधीन ! अन्तमें विजयनगर- 
के राजा अच्युत राय (Ro) (१५२६-४२ ई०) से इसे 
वीजापुरके सुल्तान इस्माइल आदिलशाह (Zo) (१५१०- 
३४ ई०)ने afar रूपसे छीन लिया । 

मुद्रा प्रणाली-भा रतमें इसका इतिहास बहुत पुराना है। 
सबसे पुराने भारतीय सिक्के चाँदी या ताँबेके हुआ -करते 
थे। इनका श्राकार सामान्यतः चौकोर या श्रायत होता 
था | ऐसे सिक्के ईसापूर्व कमसे कम चौथी शताब्दीके हैं 





मुडीस॑न कमेटी-मुन्ना प्रणाली 


जिनका प्रचलन कई शताब्दियों वादं॑ तक बना रहा। 
ईसापूर्व दूसरी शतीसे भारतीय सिक्‍कोंपर यूनानी प्रभाव 
पड़ने छगा A उनमें तदनुरूप कुछ सुधार किया गया । 
भारतीय-न्राख्ती नरेशोंने- अधिक सुन्दर सिक्के जारी किये 
जिनपर ग्रीक प्रौर प्राकृत भाषाश्रोंमें लेख अंकित थे । 
ईसा बाद प्रथम शताब्दीसे FATT राजाग्रों (दे०) ने सोने 
और ताँबेके सिक्के जारी किये, जिनके एक पाश्वेपर afer 
aaa हुए एक राजाकी छवि शअ्रंकित होती थी और 
दूसरे पाश्वंपर तत्कालीन सभी धर्मोके देवी-देवताश्रोंकी 
आक्ृति । इस प्रकारके सिक्के बाद की कई शतांब्दियों 
तक उत्तरी भारतमें प्रचलित रहे ea सम्राठोंने चौथी 
ई० में सुधरी हुई किस्मके frat भारी tert जारी 
किये, उनके ऊपर संस्कृत भाषाके लेखके साथ-साथ 
सिक्‍क्रा चलानेवाले राजाका नाम और उसकी विभिन्न 
भाव मुद्राएँ अंकित होती थीं। उदाहरणके लिए समुद्र- 
गुप्तके जो सोनेके सिक्के मिले हैं, उनमें उसे chart 
बैठकर वीणा बजाते हुए अथवा अश्वमेध करते हुए 
fafaa किया गया है। पश्चिमी क्षत्रपोंने चाँदीके सिक्के 
चलाये, जिनपर नाम सहित उनकी आआवक्ष प्रतिमा श्रंकित 
होती a 
छठीं शताब्दीमें हुणोंके आक्रमणके परिणामस्वरूप | 

सिक्‍कोंमें gra हुआ । किन्तु दसवीं शताब्दीमें गांधारके 
शाही शासकोंने फिर शुद्ध चाँदीके सिक्का ढालने शुरू 
कर दिये । इन्हीं सिकक्‍्कोंकी नकल बादको भारतके तुर्क 
विजेताप्रोंने की facet सुल्तानोंने अपने समयमें 
विभिन्न प्रकारके fea’ जारी किये । इनमें १७८ प्रेत 
वाले सोने और चाँदीके टंक (रुपये) मुख्य थे । ये आकार- 
में बड़े और मोटे थे जिनके एक तरफ 'कल्मा' और दूसरी 
तरफ सिक्‍का प्रचलित करनेवाले बादशाह व सिक्का 
ढालनेवाली टंकसालका नाम और तिथि अंकित रहती 
थी। मुहम्मद तुगलकने वित्तीय संकटपर विजय पानेके 
उद्देश्यसे स्वर्ण मुद्राओंके स्थानपर ताँबेके सिक्के प्रचलित 
किये | ag प्रयोग विफल रहा और भारतमें किसी अन्य 
मुध्लिम शासकनें इस प्रकारकी प्रतीक मुद्राका प्रचलन 
नहीं किया । किन्तु सिक्‍कोंका गृण-स्तर शेरशाहके समय 
तक गिरता गया। शेरशाहने सोने ate चाँदीके ca 
( श्रधवा रुपया ) जारी करके मुद्रा प्रणालीको फिर 
स्थिरता प्रदान की । शेरशाहने चाँदीके रुपये भर तांबे 
के सिक्‍केके बीच १: ६४ का अनुपात निर्धारित किया । 
चाँदीका यह सिक्‍क्रा एक महत्त्वपूर्ण परिवर्ततके साथ 
सम्पूर्ण मुगल शासनकालमें भारतीय मुद्राप्रणालीका मान- 


1५ 


मुद्राराक्षम-मुमताज महल 


३७३ 





दण्ड माना जाता रहा । औरंगजेब (दे०) ने 'कलमा'के 
स्थानपर टंक़शालाका नाम और मुद्रा जारी करनेकी 
तिथि अंकित की ! औरंगजेबके उत्तराश्रिकारियोंने भी 
इसी प्रथाका अनुगमन किया । 
सिक्‍करोंके मामलेमें अंग्रेजोंने भी १८5३५ ई० तक 
मुगलोंकी परम्पराका ही पालन किया। सिर्फ शाहबप्रालम 
fetes शासनके उस्सीसवें वर्षमें ही उन्होंने एक नया 
सिवका जारी किया । इस सिक्के पर पुराने लेखोकी हटा 
कर अंग्रेज सम्रादका चित्र अंकित किया गया। ant 
चलकर विभिन्न मूल्योंके चाँदी और alae सिक्‍क्रे जारी 
किये गये और जालसाजी रोकनेके लिए पर्याप्त उपाय 
किये गये | प्रथम विश्वयुद्धे कालमें सोनेके सिक्‍कोंका 
प्रचलत बन्द करता पड़ा और दूसरे विश्वयुद्धमें चाँदीके 
रुपये तथा अ्रत्य छोटे fatale चाँदीकी मात्रा कम कर 
दी गयी । चाँदीके रुपयेके स्थानपर एक रुपयेका प्रतीक 
रूप कांग्रेजी नोट चलाया गया जो वैध मुद्रा बन गया । 
भारत जबसे आजाद हुआ है, वह बराबर नये सिक्के 
जारी करता रहा है। ये सिक्‍के न तो सोने-चाँदीके हैं 
और न॒ताँबे के । एक रुपयेसे नीचे .एक पैसे तक ये 
सिक्‍के मिश्रित धातुके हैं। दशमिक प्रणालीके अनुसार 
एक रुपया और एक पैसेका अनुपात १: १०० निर्धारित 
किया गया । इन सिक्‍कोंपर स्वतन्त्र भारतके नये पदके 
अनुरूप नये राजचिह्न उत्कीर्ण किये गये। स्वतन्त्र भारत- 
ने एक रुपये और उससे ऊपरके विभिन्न मूल्योंके कागजी 
नोट छापनेकी प्ररम्परा भी जारी रखी । (ए० wire 
Ba varie आफ एंशियेंट इंडिया, क्दायंस आफ मेडी- 
वल इंडिया; dto uo स्मिथ Fa Reet आफ इंडियन 
क्वासयं; Ho एलन कृत Tata आफ दि गुप्ताज) 
मुद्राराक्षस-एक संस्कृत नाटक, जिसकी रचना विशाखदत्त 
ने की। विशाखदत्तका सही-सही काल ज्ञात नहीं है, 
किन्तु यह माना जाता है कि वह गुप्तकालके उत्तरार्ध॑में 
हुआ । इस नाठकमें aera मौय द्वारा आर्य चाणक्य- 
की सहायतासे अ्रन्तिम veg राजासे मगधका राजसिहासने 
छीन लिये जानेकी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। 
ata खाँ-हुमायूंका वीर और साहसी पदाधिकारी, जो 
अकबरके प्रारंभिक शासन-कालमें काबुलमें ऊँचे पदपर 
आसीन था। बैरम ait पतनके उपरान्त उसे ख़ानखाना 
पदपर नियुक्त किया गया। मुनीम खाँने बंगालमें १५७३ 
fo के मुगल सेनिक अभियानका संचालन किया at 
वहाँके THA शासक दाऊद (दे०)को १५७५ ई० 
पराजित कर अ्रपनी श्रधीनता स्वीकार करनेपर विवश 


क्रिया । किन्तु कुछ ही समय उपरान्त वीमारीके कारण 
उसकी मृत्यु हो गयी । 

मुनीम खाँ-सुलतान बेगका पुत्र और तत्कालीन अफ़गानि- 
स्तान सूबेके IAT शासक शाहज़ादा मुभ्नज्ज मका राजस्व- 
मंत्री । १७०७ ई०में अपने पिता औरंगजेबकी मृत्यु- 
के समय शाहजादा मृश्रज्जम जमरूदमें था। मुनीम खाँने 
बड़ी ही तत्परतासे शाह॒ज़ादा मुअज्जमको यथेष्ट धनराशि 
दी और यातायातके साधनों तथा सैन्यबल संग्रहीत THA 
सहायता Tart | इससे ag जमरूदसे शीघ्र ही भ्रागरा 
आनेमें समर्थ हुआ झौर अपने आपको . बहादुरशाहके 
नामसे सम्राद्‌ घोषित कर दिया । उपरान्त मुनीम ats 
कामवखूश (दे०)को पराजित किया जो युद्ध-क्षेत्रमें ही 
मारा गया, १७१० ई०में बन्दा बहादुर तथा विद्रोही 
सिखोंको पराजित करनेमें ast हाथ रहा। यद्यपि 
वहादुरणाह मुनीमखाँका विशेष रूपसे कृतज्ञ था, तथापि 
उसको प्रधान-मंत्रीका पद न मिला और उसे राजस्व-मंत्री- 
के पदसे ही संतोष करना पड़ा । 

मुन्नी बेगस-त्रंगालके नवाब मी रजाफरकी विधवा । प्रारंभमें 
वह एक waar थी, जिससे मीर जाफरने विवाह्‌ कर 
लिया । वारेन हेस्टिग्सने उसे नवाबके हरमकी श्रप्ति- 
ष्ठाता नियुक्त किया और वादमें उसे श्रल्पवयस्कर नवाब 
मुबारकुद्दौलाका श्रभिभावक बना दिया। १७७५ fot 
नंदकुमारने वारेन हेस्टिग्सपर यह दोषारोपण किया कि 
उसने इन नियुक्तियोंके बदले लम्त्री धनराशि घूसके रूपमें 
ली है । किन्तु इन अभियोगोंकी कोई जाँच न हुई और 
मुल्ती बेगम अपने पदपर यथापूर्व बनी रही । 

मुबारक शाह-दिल्लीका निवासी एक आार्मीनियाई ईसाई। 
बादशाह जहाँगीर उससे परिचित ar बादशाहके कहनेसे 
उसने anit लड़कीका विवाह कैप्ठेन हाकिन्स (दे०) 
से कर दिया था। 

मुबारकशाह शर्को-जोनपुरका पहला सुल्तान | उसने केवल 
तीन वर्ष ( १३६६-१४०२ ई० ) तक शासन किया । 

मुबारक शेख-देखिये, 'शेख मुबारक । 

मुबारुकुद्दोला-बंगालका एक नाबालिग नवात्र 1 १७७४५ ई० 
में नंदकुमार (दे०) ने arate लगाया कि वारेन हेस्टिग्स- 
ने मुन्‍्ती बेगमको ताबालिग नवाबका अभिभावक नियुक्त 
करनेके लिए उससे घूसके रूपमें बड़ी रकम ली है। 
इस आरोपकी कभी पूरी तरहसे जाँच नहीं की गयी 1 

HAMA महल-नू रजहाँके भाई आसफ़ खाँकी Tat, जो 
जहाँगीरके शासनकालमें सबसे धनवान्‌ और शक्तिशाली 
सरदार था। उसका प्रारस्भिक ATT वानू बेगम था 








ath 


३७ 


मुराद बख्श-मुर्शिंद Fat जाफर खाँ 





श्रौर १६१२ SoH जहाँगीरके पुत्र aia (उपरांत सम्राट. 


शाहजहाँ) से विवाह हुआ और उसका नाम मुमताज 
महल (रनिवासका रत्न) रखा गया । यह विवाह सम्बंध 
भ्रत्यन्त सुखद रहा | शाहजहाँ और मुमताजके १४ बच्चे 
हुए, जिनमें दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद--चार पुत्र 
थे। १६३१ ई० में मुमताज महलकी मुंत्यु प्रसवकालमें 
बुरहानपुरमें हो गयी । उसका शव आगरा लाया गया, 
जहाँ शाहजहांने उसकी कब्रपर ताजमहल (Fo) नामक 
विश्वविद्यात श्रद्वितीय स्मारक बनवाया । 

AME बख्श-शाहजहाँ और मुमताज महलका सबसे छोटा 
Gal जन्म १६२४, Gof हुआ । युवावस्था प्राप्त 
होनेपर ag वीर साहसी एवं युद्ध-प्रिय युवक सिद्ध gar 
उसने काँगड़ा घाटीमें एक विद्रोहतों दबाया और बलख 
पर अधिकार कर लिया, यद्यपि बादमें उसे वहाँसे लौट- 
श्राना पड़ा । १६५७ ई०में जब शाहजहाँ अस्वस्थ हुआ, 
मुराद गुजरातका प्रान्तीय शासक था | वह दुस्साहसी 
और अधीर था। अपने सबसे बड़े भाई away उत्त- 
राधिकारसे वंचित रखनेके लिए दृढप्रतिज्ञ होकर उसने 
सूरतकों लूटा और श्रपनेको aware घोषित कर दिया 
तथा अपने नामसे सिक्के भी ढलवाये । किन्तु शीघ्र ही 
बड़े भाई औरंगजेबके समझानेपर उसने इस आधारपर 
उसका साथ दिया कि साम्राज्यका विभाजन औरंगजेब 
और उसके मध्य होगा । Haat: उसने अपनी सेनाओओंको 
ओऔरंगजेबकी सेनाप्रोंमें सम्मिलित कर दिया site wie 
तथा सामूगढ़के युद्धोंमें प्राप्त होनेवाली विजयोंमें यशका 
भागीदार बना । अंतिम युद्धके उपरांत शीघ्र ही दोनों 
भाई आ्रागराकी ओर बढ़े । वहाँ मुरादको औरंगजेबके 
वचनोंसे शंका उत्पन्न हुई जिससे वह औरंगजेबके विरुद्ध 
अपनी शक्ति-वृद्धिमें प्रयलशील gat) किन्तु at 
औरंगजेबने मुरादको अपने डेरेमें बुलाया और वहीं बन्दी 
बना लिया । वह ग्वालियरके दुर्गमें रखा गया, जहाँ 
गुजरातके भूतपूर्व दीवानकी हत्याके अभियोगमें प्रदालतके 
निर्णयानूसार उसे फाँसी दे दी गयी 1 

मुराद, शाहुजादा-अकबरका सलीमा बेगमसे १७५७ FoF 
उत्पन्त द्वितीय पुत्र ag काबुल तथा fermi कई 
महत्त्वपूर्ण पदोंपर भ्रासीन हुआ तथा दक्षिणमें अहमदनगर 
सत्तनतसे बरार प्रान्तको प्राप्त करनेमें सफल WTI 
मुराद अत्यधिक मदिरा पीता था, फलस्वरूप १५६६ Fort 
उसकी मृत्यु हो गयी । 

Rafe राब-दविखिनकी ओर स्थित गूटीका एक मराठा 
सरदार । उसने चाँदा साहबके विरुद्ध पहले कर्नाटकनयुद्ध 


(दे०)में श्रंग्रेजों तथा कलाइवकी सहायता की । १७५२० 

में त्रिचनापल्‍लीका घेरा खत्म करवानेमें तथा उसी वर्ष चाँदा 
साहबको हरानेमें वह क्वाइबका दाहिना हाथ बना रहा । 

पुर्तेजा अली-कर्नाटकक्ा नवात्र | १७४३ SoH निजाम 
MAG जाहने उसे गद्दीसे उतार कर अतवरुद्‌दीनको 
कर्नाठकके सिंहासनपर बैठा दिया । 

Rast निजाम शाह, प्रथम-प्रहमदनगरके निजामशाही 
बंशका चौथा सुल्तान, जिसने १५६५ से १५८६ Go तक 
राज्य fear) अपने राज्यकालके प्रथम ६ वर्षो्में उसने 
सारा शासन-प्रबन्ध AIT माताके हाथोंमें छोड़ रखा। 
बादमें उसने यथेष्ट सक्तियता दिखलायी और बरारको 
विजय कर लिया, किन्तु बीदरपर अ्रधिकार करनेमें वह 
श्रसफल रहा । उपरांत वह अपना मानसिक संतुलन खो 
बैठा और उसके पुत्र हुसैनने, जो उसके बाद सिंहासना- 
सीन हुआ, उसका वध कर fear | 

मुतंजा निजाम me द्वितीय-प्रहमदनग रका saat सुल्तान | 
उसने १६०३ से १६३० ई० तक शासन किया । शासन- 
प्रबंधमें मलिक श्रम्बर (दे०) उसका प्रधान सहायक था । 
उसके राज्यका अ्रधिकांश भू-भाग मुगलोंने छीन लिया, 
जिनके साथ उसका युद्ध बराबर चलता रहा। १६३० 
ई०में उसके nell फतेह खाँ (दे०)ने उसका वध कर 
दिया । फतेह खाँ अम्बरका पुत्र था और १६२६ ई०में 
अपने पिताके मरनेपर उसके पदपर ATES हुआ था | 

सुशिद कुली खाँ-रुस्तमे जंगकी उपाधिसे विभूषित, मुशिद 
कुली जाफर खाँ (दे०)के दामाद एवं उत्तराधिकारी 
नवाब शुजाउद्दीनका उड़ीसामें नायब । १७४० ईण्में 
जब भ्रलीवर्दी att मुशिद कुली जाफर खाँके वंशजोंको 
मार कर उनसे बंगरालकी गद्दी छीन ली, तब भी वह 
उड़ीसामें पदासीत रहा। १७४१ ई०में श्रलीवर्दी att 
उसे पराजित कर उड़ीसासे खदेड़ दिया । 

मुशिद gat जाफर खाँ-फारसका निवासी, जो मुगलोंकी 
सेवामें wage दीवान बनाकर औरंगजेबके साथ दक्षिण 
भेजा गया। १६५६ ई०में, उसकी पदोन्‍तति समस्त 
दक्षिणके दीवानके way BE इस पदपर रह कर उसने 
यथासंभव एक ही प्रकारके मापदंड द्वारा भूमिकी पैमाइश, 
अनुमानित उपजपर कर-निर्धारण एवं भूमिकरकी नकद 
या उपजके रूपमें वसूली आदि सिद्धांतोंक आधारपर 
दक्षिणमें राजस्व-संग्रह तथा भूमि-व्यवस्थाको सुनियोजित 
किया । राजस्व नकदीमें देना ही श्रेष्ठ माना गया । 

दक्षिणमें उसे इतनी सफलता प्राप्त हुई कि १७०१ 
ई०में बंगालका Aart नियुक्त किया गया। वहाँ भी 


aay 


मुर्शिदाबाद-मुहम्मद अली 


उसने प्रांतके वित्तीय विभागकों इतने gare रूपसे संचा- 
faa किया कि उसे सूबंदारकी श्रधीनतासे cada कर 
दिया गया और प्रांतीय राजधानी ढाकासे समस्त राजस्व 
संबंधी कार्यालयोंको यही स्थानपर ले जानेकी अ्रनुमति दे 
दी गयी । यही स्थान art मुशिदाबाद कहलाया। औरंग- 
जेबकी मृत्युके उपरांत वह बंगाल, बिहार और उड़ीसाका 
सूबेदार नियुक्त किया गया । इन भू-भागोंपर १७२६ Fo 
में मृत्युपर्यन्त वह सुचारु रूपसे शासन करता रहा। 

सुशिदाबाद-बंगालमें भागीरथी नदीके तटपर स्थित नगर | 
इसकी नींव १७०४ Fo प्रारंभमें मुशिद कुली जाफर खाँ- 
ने डाली। प्रारंभमें यह नगर केवल दीवानका मुख्य 
कार्यालय था । किन्तु जब मुशिद कुली खाँ क्रमशः पदो- 
न्‍नति करके दीवानसे बंगालका नवाब बन गया, तब 
मुशिदाबाद भी उन्नति करके बंगालकी राजधानी बन 
गया । यह नगर १७७३ ई०, तक बंगालकी राजधानी 
रहा, जब उसका यह गौरव कलकत्ताने छीन लिया। 
नगरमें नवांबका Het aaa भव्य है। यह हजार 
दुआ्ारीके नामसे विख्यात है। इसका निर्माण १८३७-४० 
ई०के मध्य हुआ | जहाँ पदुमा नदी मुशिदाबाद जिले 
और बंगला देशकी सीमाओंको विभक्त करती है, वहाँ 
भागीरथी नदीने इस जिलेको दो भागोंमें ate दिया है| 
पश्चिमी भाग राढ़ कहलाता है, जो कुछ ऊँचाईपर है 
और जहाँ हिन्दुओंकी जनसंख्या श्रधिक है । इसका पूर्वी 
भाग बगड़ी कहलाता है, जिसकी भूमि नीची है और जहाँ 
मुसलमानोंकी संख्या अधिक है। यहाँ कोई बड़े-बड़े उद्योग 
धंधे तो नहीं हैं, किन्तु यहाँके झ्रामके बाग प्रसिद्ध हैं । 

मुलतान-आाधुनिक पाकिस्तानमें चिनाव नदीके तटपर 
स्थित पश्चिमी पंजाबका एक महत्त्वपूर्ण नगर । यह 
सिन्धसे पंजाब जानेवाले राजमार्गपर है। सैनिक दृष्टि- 
से इसकी स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। सुल्तान महमूद 
(गजनी') (दे०) ने उसे जीत कर श्रपने राज्यमें मिला 
लिया था । उपरान्त उसे शहाबुद्दीन गोरी (दे०) ने 
गजनवियोंसे ott लिया, जो शताब्दियों तक दिल्ली 
साम्राज्यका एक भाग रहा। अहमदशाह श्रब्दाली (दे०) 
ने उसे जीतकर अ्रफगानिस्तानमें सम्मिलित कर लिया, 
परन्तु १८१८ fo में महाराजा रणजीतसिह (दे०)ने उसे 
अफगानोंसे छीन लिया । उस प्रदेशके सिख सूबेदार 
मूलराजने १८४८-४६ Lott श्रंग्रेजोंक विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया, जो meat द्वितीय सिख-युद्ध (दे०)में परिणत हो 
गया। इसमें श्रंग्रेजोंकी विजय हुई ate मुलतान ब्रिटिश 
साम्राज्यमें मिला लिया गया । 


Roy 





मुस्लिम लीग-ढाकाके नवाब सलीमउल्लाके प्रयाससे १६०६ 
ई० में स्थापना get इसकी योजना उस प्रोत्साहनके 
आधारपर हुई थी, जो लार्ड मिण्टो द्वितीयकी सरकार 
द्वारा मुसलमानोंको दिया गया था। प्रारम्भसे ही इस 
संस्थाका ध्येय भारतीय मुसलमानोंके राजनीतिक हितों- 
की रक्षा, समर्थन और परिवद्धंन था और यह ब्रिटिश 
सरकारके समर्थनपर सदेव आधारित रही; क्योंकि 
सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका प्रतिकार करनेके 
लिए, जिसमें हिन्दुश्नोंकी संख्या अधिक थी, इसे उपयोगी 
समझती थी। मुस्लिम लीगने केवल एक बार १६१६ 
Soh लखनऊ समझौतेके आधार पर भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसका समर्थन करनेके अतिरिक्त कभी भारतीयोंके 
राजनीतिक अ्रधिक।रोंकी माँग नहीं की | किन्तु दोनोंका 
यह सहयोग शीघ्र ही समाप्त हो गया और मुस्लिम लीग 
पुनः मुसलमानोंके हितोंकी रक्षाके लिए ब्रिटिश सरकार- 
की सहायता और समर्थतपर निर्भर करने लगी। इस 
संस्थाकी मुख्य दलील थी fr cao भारतकी जनता 
द्वारा चुनी गयी जनतान्त्रिक व्यवस्थामें मुसलमान, हिन्दू 
बहुमत द्वारा शासित होंगे । अ्तएव देशके ala कालके 
इतिहासकी शिक्षाश्रोंको भुलाकर तथा इस सत्यकी उपेक्षा 
कर कि भारतमें ब्रिटिश राज्य हिन्दुओंके मुसलमानी 
शासनके विरोधस्वरूप नहीं, अपितु मुसलमानोंकी सहायता- 
से स्थापित हुआ, मुस्लिम लीगने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस- 
के विरुद्ध अंग्रेजोंका साथ दिया, जब कि कांग्रेस सभी 
भारतीय हिन्दुओं ओर मुसलमानोंके राजनीतिक श्रधि- 
कारोंका समर्थन करती थी । 

समयकी गतिके साथ इस शताब्दीके तीसरे दशक 
तक, जब ब्रिटिश राज्यकी सत्तामें कुछ दुबंलताके लक्षण 
प्रकट होने लगे थे, मुस्लिम लीगमें इतनी हिन्दू-विरोधी 
भावना भर गयी कि उसने नारा लगाता भ्रारम्भ कर 
दिया कि देशको विभाजन करके मुस्लिम-बहुल भागमें 
पाकिस्तान और हिन्दू-बहुल भागमें हिन्दुस्तानकी स्थापना 
की जानी चाहिए । यह अल्पदृष्टि-युक्त एवं पूर्णतः साम्प्र- 
दायिक माँग अंग्रेजोंके द्वारा स्वीकार कर ली गयी, और 
उन्होंने भारत छोड़ते समय देशका विभाजन करके सम्प्र- 
दायवादी भारतीय मुसलमानोंको पाकिस्तान प्रदान कर 
दिया। देशके इस विभाजनसे हिन्दू और मुसलमान दोनों- 
को अत्यधिक कष्ट सहन करना पड़ा AE भयंकर रक्त- 
पात हुम्ना ! इस प्रकार विभाजित और git भारत 
देशवासियोंको मुस्लिम लीगकी देन है । 

म्‌ हस्मद अली-कर्नाटकके नवाब अ्नवरुद्दीत (दे०) का 


340७ 


३७६ 





TA! १७४६ ईश्में श्राम्बूरके युद्धमें च्दा साहब, Aa 
फ्फर जंग झौर फ्रांसीसियोंकी सम्मिलित सेनाश्रोंने जब 
उसके पिताको पराजित किया तो उसने भाग कर त्िचना- 
पल्‍लीके BAH शरण ली । वहांसे श्रंग्रेजोंकी सहायताके 
बलपर उसने अपने शत्रुओंको पराजित किया और १७५२ 
ई० में वह कर्नाटकका वास्तविक शासक बन बैठा । 
उसकी सत्ता पूर्णतया मद्रासमें स्थित अंग्रेजी सेनाके सम- 
-थेनपर निर्भर थी और शअ्रपनी मृत्यु पर्यन्त वह कर्नाठक- 
FH अंग्रेजोंके कठपुतंली शासकके रूपमें राज्य करता रहा। 

Reet अलो, मौलाना-प्रसिद्ध मुसलमान विद्वात ate 
नेता। उन्होंने कुरानका सबसे प्रामाणिक Taare किया। 
अपने भाई शौकत MAR साथ मिलकर मौलानाने प्रथम 
महायुद्धके समाप्त होनेके बाद भारतके राष्ट्रीय आन्दोलव- 
में महत्त्ववृर्ण हिस्सा लिया। वे खिलाफत' आन्दोलनके 
नेता थे । यह आन्दोलन प्रथम महायुद्धके बाद अंग्रेजों 
की तुर्की साम्राज्यको भंग कर देनेकी नीतिके विरोधमें 
चलाया गया था। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा संचालित 
अंसहयोग आन्दोलन ( १६२०-२४ ई० ) में भी हिस्सा 
लिया। १६२३ ई० में उनको भास्तीय राष्ट्रीय कांग्रेस- 
का प्रध्यक्ष बनाया गया, लेकिन जब महात्मा माँधीने 
१६३० ई०में दुबारा भ्रसहयोग आन्दोलन शुरू किया तो 
बे उसंसे श्रलग हो गये। मुत्यु cher वे राष्ट्रीयतादी 
मुसलमान नेता बने रहे । 

मुहम्मद आदिलशाह (१६२६-५६)-बीजापुरके झादिल- 
शाही बंशका सांतबाँ सुल्तान। उसका दीघंकालीन 
शासन, मराठों तथा मुगलोंके निरन्तर झाक्रमणोंके लिए 
उल्लेखनीय है। उसे १६३६ ई० में शाहजहाँकी अधीनता 
स्वीकार करनी पड़ी । 'उसका राज्य दक्षिण-भारतमें झा- 
समुद्र विस्तृत था और अन्यन्त शक्तिशाली एवं वैभव- 
पूर्ण था । 

मुहम्मद आविलशाह सुर-शेरशाह (दे०) का भतीजा और 
सूर वंशका तृतीय शासक। उसने दिल्लीमें Hae at वर्षों 
तक (१५५४-५६ ई०) शासन किया और १५५६ ई० 
में मुंगेरके TSH are गया । बह हेमू (Zo) का झाश्रय- 
दाता था और शासनका सारा भार उसके हाथोंमें सौंप 
दिया था । 

मुहम्भव कुतुब-गोलकुण्डाके पाँचवें सुल्तान मुहम्मद कुलीका 
भतीजा और दामाद । १६२१ ई० में सुल्तानकी मृत्युके 
उपरान्त वह शासक हुआ और १६२६ ई० तक अपनी 
मृत्युपयन्त शासन करता रहा | 

RAI कुली-गोलकुण्डाके कुतुबशाही daar पांचवां 


मुहम्मद अली, मौल/ना-सुहस्मद गोरी (शहाबुद्दीन गोरी या मुईजुद्दीन गोरी) 





शासक । १५८० fo से १६१२ fo तक वह राज्य 
करता रहा । उसकी अधिकांश शक्तिका अपव्यय कर्ना- 
टक, उड़ीसा और बस्तरके भू-भागोंपर प्रधिकार करनेमें 
हुआ । उसने मुगल साम्राज्यका विस्तार रोकनेके लिए 
दक्षिणी राज्योंका संध बनानेकी बात नहीं सोची । हयात 
बख्श बेगम नामक उसकी एक पुत्री थी, जिसका विवाह 
उसके भतीजे तथा उत्तराधिकारी मुहम्मद कुतुब (दे०) 
के साथ हुआ था। 

Hema खिलजी-(बख्तियार खिलजीका पुत्र) देखिये, 
इख्तियारुद्दीन खिलजी | 

मुहम्मद गोरी (उपनाम शहाबुद्दीन गोरी या मुईजुद्दीन 

गोरी)-भारतमें मुसलमानी राज्य और दिल्‍ली सल्तनतका 
संस्थापक । वह गोरके शासक गयासुद्दीनका भाई था, 
जिसने उसे ११३७ ई० में, विजित भारतीय प्रदेशोंका 
शासक नियुक्त किया। मुहम्मद गोरी महान्‌ विजेता 
और कुशल सैन्य-संचालक था। ११७५ ई० में उसने 
मुलतान और अगले ही वर्ष उच्चपर विजय प्राप्त की । 
११७८ ई० में गुजरातके चालुक्य शासक :भीमदेब द्वितीय 
हारा खदेड़ दिये जानेपर उसने ११८६ ई० में खुसरों 
मलिक (दे०) को पसजित करके पंजाबपर भ्रधिकार 
कर लिया। इस प्रकार उत्तरी भारतके मैदानी भू-भागों- 
में बढ़नेके लिए उसका पथ प्रशस्त हो गया.। किन्तु 
उसका प्रथम प्रयास विफल रहा, क्योंकि ११९६१ ई० में 
तराइनके प्रथम Tay Ba feet और अजमेरके चौहान 
शासक पृथ्वी राजके नेतृत्वमें संगठित राजपूत राजाझ्रोंसे 
परास्त होना पड़ा । मुहम्मद गोरीने युद्ध-क्षेत्रसे भाग कर 
अपने प्राण बचाये; किन्तु दूसरे ही वर्ष उसने पुनः 
चढ़ाई की और पृथ्वीराजसे तराइनके मैदानमें ही उसका 
द्वितीय युद्ध हुआ । इस बार गोरीने अपनी सेनामें 
१०,००० धनुधेर भ्रश्वारोहियोंको सम्मिलित करके 
प्‌ृथ्वीराजकी भारी-भरकम भारतीय सेनाके मुकाबलेमें 
अपनी शक्तिमें भारी वृद्धि कर ली थी । फलत: पृथ्वीराज 
पराजित हुआ और युद्धक्षेत्रमें ही मारा गया | 

तराइनके द्वितीय युद्धकी विजयके फलस्वरूप दिल्‍ली- 

के निकट तक उत्तरी भारतपर गोरीका अधिकार हो 
गया और ११६३ ई० में उसके गुलाम और सिपह- 
सालार कुतुबुद्दीन ऐबक (दे०) ने दिल्लीको भी जीत 
लिया । दूसरे ही वर्ष गोरीने कन्नौजके शासक जयचन्द्र- 
को चन्दावरके युद्धमें पराजित कर मार डाला। अगले 
कुछ वर्षों तक मुहम्मद गोरी भारतकी अपेक्षा गजनीके 
पव॑तीय क्षेत्रोंमें ही श्रधिक व्यस्त रहा और कुतुबुद्दीन 


Retna बिन कासिस-सुहम्मद बिन तुगलक 


३७७ 





(दे०) तथा उसके अधीनस्थ सरदार मुहम्मद खिलजी | 


गंगाकी घाटी, बिहार और वंगालमें उसका विजय- 
अभियान चलाते रहे। १२०३ ई० में सुलतान गया- 
सुद्दीनकी मृत्युके उपरान्त मुहम्मद गोरी, गोर-गजनी 
भौर उत्तरी भारतका शासक बना । किन्तु वह afar 
दिनों तक शासत न कर सका, क्‍योंकि १२०६ ई० में 
लाहौरसे गजनी जाते tar विद्रोही खोकरोंने छुरा 
मार कर उसकी BEAT कर दी । मुहम्मद गोरीकी सबसे 
बड़ी उपलब्धि ag रही कि उसने भारतमें मुसलमानी 
राज्यकी स्थापना की, जो अगले ६०० वर्षों तक यहाँ 
कायम रहा | 
मुहम्मद बिन कासिस-एक नवयुवक अरब सेनापति, जिसे 
ईराकके प्रान्तपति अल हज्जाजने, जो उसका चाचा 
और श्वसुर भी था, fara शासक दाहिरको ae BaF 
लिए भेजा था | मुहम्मद बिन कासिमने देबलको ध्वस्त 
करके Ferre अधिकार कर लिया और सिन्धु नदी 
पार करके दाहिरको ७१२ ई० में UH युद्धमें परा- 
जित कर मार डाला । उपरान्त उसने राश्रोरके Bay 
ध्वस्त करके राजधानो श्रालोर तथा मुल्तानपर भी 
अधिकार कर लिया। पश्चात्‌ उसने सिन्धघाटीके 
सम्पूर्ण निचले wisi area शासन स्थापित कर दिया 1 
शासकके रूपमें भी उसने यथेष्ठ कुशलताका परिचय 
दिया और समस्त नव-विजित प्रदेशमें एक ऐसी शासन- 
व्यवस्था स्थापित को, जिससे राज्यमें शान्ति रहे । किन्तु 
खलीफा सुलेमानने श्रसंतुष्ट gt उसे शासक Tee 
हटा दिया और विरोधियोंके हाथों उसका वध करा 
दिया । 
मुहम्मद बिन तुमलक-१३२५ से १३५१ ई० तक तुगलक 
बंशका शासक । वह तुगलक deat नींव डालनेवाले 
amygdala तुगलकका पुत्र we उत्तराधिकारी था। 
कुछ विद्वानोंके अनुसार गयासुद्दीनकी आकस्मिक मृत्यु 
मुहम्मद तुगलकके setae हुई थी । मुहम्मद तुगलकका 
व्यक्तित्व अत्यंत जटिल था। अपनी सनक-भरी योज- 
anit, क्रकृत्यों और दूसरोंके सुख-दुखके प्रति पूर्ण 
उपेक्षा भावके कारण उसे पागल और रक्त-पिपासु भी 
कहा जाता है। वह facets सभी सुल्तानोंसे अधिक 
विद्वान्‌ भर सुसंस्कृत तथा योग्य सेनापति था और 
अधिकांश युद्धोंमें उसे विजय प्राप्त हुई। बहुत कम 
अवसरोंपर उसे पराजयका मुंह देखना पड़ा। उसमें 
ज्ञानाजंनकी अदम्य लालसा रहती थी। उसने मुसलमान 
होते हुए भी मुल्लाग्नोंकी उपेक्षा करके राज्यका शासन- 


प्रबंध करनेका प्रयास किया और कुछ ऐसी मौलिक 
योजनाएँ प्रचलित कीं, जो साम्राज्यके हितमें थीं। इसी- 
लिए कुंछ विद्वानोंने उसे असाधारण प्रतिभाशाली शासक 
माना है जिसके विचार अपने युगसे काफी art बढ़े 
हुए थे, और इसीलिए वह प्रतिक्रियावादियोंका शिकार 
हुआ । कदाचित्‌ सत्यता दोनों ही मतोंमें है । वास्तवमें 
मुहम्मद तुगलक न तो पागल था और न असाधारण 
प्रतिभाशाली शासक ही । वह झवश्य मौलिक योजनाएँ 
बनाता था परन्तु उसमें व्यावहारिकता और धरर्यकी 
कमी थी | इसलिए उसे असफलताएँ ही हाथ लगीं । 
मुहम्मद तुगलकका शासनकाल महत्त्वपूर्ण उप- 
लब्धियोंसे area हुआ | १३२७ ई० में उसके चचेरे 
भाईने दक्षिणमें श्रौर १३२८ ई० में मुलतानके हाकिमने 
विद्रोह कर दिया, परंतु दोनों ही विद्रोह दबा दिये गये । 
उपरांत बारंगल, मअबर और द्वारसमुद्रकों जीत कर 
दिल्‍ली सल्तनतकी सीमा nee तक विस्दृत कर दी गयी। 
सभी प्रान्तोंके राजस्व-संबंधी कागज-पत्न दुरुस्त कराये 
गये, स्थान-स्थानपर अस्पताल और खैरातखाने खोले 
गये और इब्नबतूता (20) सहित अनेक विद्वानोंको 
राज्याश्रय प्रदान करके सब तरहसे सम्मानित किया 
गया । परन्तु जैसे-जैसे शासनकाल लम्बा होता गया 
बैसे-वैसे कठिनाइयोंमें वृद्धि होते लगी । १३२७ ई० में 
सुल्तानने आदेश दिया कि राजधानीका स्थानान्तरण 
दिल्लीसे देवगिरि किया जाय, जो साम्राज्यके केन्द्रमे 
पड़ता था। देवगिरिका नाम बदलकर दौलताबाद रखा 
गया। सुल्तानने दिल्लीसे दौलताबाद जानेवालोंकों श्रनेक 
सुविधाएँ भी प्रदान कीं, किन्तु उसकी यह योजना इस 
हठधर्मीके कारण असफल रही कि उसने राजकमंचारियों- 
के साथ दिललीके साधारण नागरिकोंको भी वहाँ जानेके 
लिए विवश किया। १३३० ई० में सुल्तानने प्रतीकात्मक 
मुद्राप्रणालीका प्रचलन किया; जैसी कि श्राजकल विश्वके 
समस्त देशोंमें प्रचलित है। उसनें ताँबेके सिक्के चलाये, 
जिनका मूल्य सोने-चाँदीके सिक्‍कोंके बराबर ठहराया 
गया | उसकी ag योजना भी विफल रही, क्योंकि उसने 
जाली सिक्‍कोंकी रोकथामका समुचित प्रबंध नहीं किया । 
१३३२ fo में उसने फारसपर आक्रमण करनेके 
लिए विशाल सेनाका संग्रह किया, जिसपर अत्यधिक 
धन व्यय हुआ । इसके बाद यह योजना त्याग दी गयी | 
उपरांत उसने कूर्मांचल अ्रथवा कुमायूं (न कि चीन जैसा 
फरिश्ता का कथन है) को जीतनेके लिए सेना भेजी, यद्यपि 
इस भ्रभियानमें वह कुछ cada राजाओ्रोंका दमन करने- 


346 


305 


मुहस्मद रजा खां-मुहम्भदशाह तृतीय 





में श्रवश्य सफल हुआ परंतु इसमें धन-जनकी अत्यधिक 
हानि हुई। आशिक कठिनाइयोंके कारण सुलतानकों 
करोंकी दरें, विशेषकर दोंग्राबके भू-भागमें, अत्यधिक 
बढ़ा देनी पड़ी थीं। जब लोग कर अदा नहीं कर पाते 
थे तो उन्हें aa पशुग्नोंकी भाँति खदेड़-खदेड़ कर मारा 
जाता था। साम्राज्यके कई भागोंमें दुर्भिक्ष फेल गया 
और सुलतानके अत्याचार और भी बढ़ गये । फलस्वरूप 
१३३४-३४ में मग्नबरमें विद्रोह हुआ जो बादमें दक्षिण- 
के अन्य भू-भागों, उत्तरी भारत, बंगाल, गुजरात और 
सिधमें भी फल गया। १३५१ fo में जब सुलतान 
सिधमें विद्रोहका दमन करनेमें व्यस्त था तभी विषमज्वर- 
के कारण उसकी मृत्यु हो गयी । 

Heras Tat खाँ-१७६५ Fo में नवाब मीर जाफरकी 
मृत्युके उपरान्त ईस्टइंडिया कम्पनीकी कलकत्ता कौंसिल- 
के समर्थनसे बंगालका नायब नवाब नियुक्त किया गया | 
मीर जाफरके द्वितीय पुत्र नजमुद्दौलाके सिंहासनारोहण- 
के समय यह शर्ते रखी गयी थी कि बंगालका शासन 
नये नवाब द्वारा न होकर मुहम्मद रजा खाँके द्वारा हो । 
इस प्रकार रजा खाँ नाममात्रको नये नवाब नजमुद्दौला 
के नामपर, THY वास्तविक woe ईस्ट इंडिया कम्पनी- 
की ओरसे नियुक्त शासक ari उसकी नियुक्तिसे 
बंगालमें मुसलमानी शासनका व्यावहारिक रूपसे sit 
हो गया। उपरान्त कम्पनीने उसे उपदीवान नियुक्त 
किया, frat बंगाल सूबेके फौजदारी, शान्ति और सुरक्षा 
विभागोंके अतिरिक्त राजस्व विभागका नियंत्रण भी 
उसके हाथोंमें आरा गया । इस प्रकार उसके माध्यमसे 
बंगालका सामान्य शासन कम्पनीके नियंत्रणमें हो गया । 
रजा aft यथेष्ट धनोपार्जन किया । बंगालके १७६६- 
७० fo के भीषण अकालमें, जब प्रायः एक तिहाई 
झ्रावादीका नाश हो गया, उसने श्रकालग्रस्त लोगोंकी 
दुदेशापर बिलकुल ध्यान नहीं दिया। १७७२ ई० में 
कम्पनीने उसे उपदीवानके पदसे हटाकर राजस्व विभाग 
स्वयं aot हाथोंमें ले लिया । उसपर गबनके अभियोग- 
में मुकदमा भी चलाया गया, पर वह निर्दोष सिद्ध 
हुआ । वह सदर निजामत (अभ्रदालत) का प्रधान वना 
रहा, पर लार्ड कातंवालिसके शासनकालमें उससे यह पद 
भी छीन लिया गया । 

मुहम्मदशाह-मुगलवंशका २४ at बादशाह, जिसने १७१६ 
से १७४८ fo तक राज्य किया | सैयद बन्धुओं (दे०) 
ने उसे सिंहासनासीन किया था और उसने उनको 
फ़ाँसी देकर उनसे अपना पिण्ड छुड़ाया । इस FAT 


उसे शासनपर पूर्ण नियंत्रण पा लेनेकी आशा थी किस्तु 
१७२४ ई० में दक्षिणके विद्रोह और उपरान्त बंगाल, 
अवध और रुहेलखण्डके विद्रोहोंके कारण वह मुगल 
साम्राज्यको छिन्‍्न!भिन्‍न होनेसे न रोक सका । १७३७ 
ई० में उसे बाजीराव पेशवा प्रथमको मालवा प्रान्त भी 
दे देना पड़ा। इन क्षतियोंके कारण मुगल साम्राज्य 
इतना दुर्बल हो गया कि जब १७३६ So में नादिरशाह- 
ने भारतपर आक्रमण किया और दिल्लीको बुरी तरह 
लूटा, मुहम्मदशाह उसका कोई समुचित प्रतिकार न कर 
सका और उसका शासन साम्राज्यके एक छोटेसे भागपर 
ही सीमित रह गया । एक सफलता उसे अवश्य मिली । 
मृत्युके कुछ ही समय पूर्व १७४८५ fo में जब अ्रहमद- 
शाह अब्दालीने भारतपर पहला आक्रमण क्या, 
मुहम्मदशाहने उसे खदेड़ दिया । 

मुहम्मदशाह प्रथम-बहमनी वंशक। द्वितीय सुलतान, जिसने 
१३५८ से १३७३ fo तक' शासन किया | उसके शासन- 
का अधिकांश समय दक्षिणके विजयनगर और उत्तरमें 
वारंगलके काकतीय हिन्दू राजवंशोंसे युद्धोंमें ही बीता । 
वह कठोर शासक था और अपने सारे राज्यमें उसने 
चोरी-डकती, लूटमारकी अराजकताको पूर्णतया दबा 
दिया । उसने नयी शासन-व्यवस्था चलायी जिसका 
संचालन केन्द्रके आठ मंत्रियों द्वारा होता था। उसने 
महलके रक्षकोंकी गारदका पुनर्गठन किया । उसने प्रांतों- 
के वाधिक शाही दौरेकी प्रथा भी प्रचलित की, जिससे 
उनपर प्रभावशाली नियंत्रण बना रहे। उसकी मृत्यु 
अत्यधिक मद्यपानके कारण हुई। 

मुहम्मदशाह द्वितीय-बहमनी वंशका पाँचवाँ सुल्तान; 
जिसने १३७८ से १३६७ fo तक राज्य किया। मुहम्मद- 
शाह शान्तिप्रिय और विद्या-प्रेमी था और उसने wa 
राज्योंस कोई युद्ध नहीं किया । उसने कई मस्जिदें 
बनवायीं और अ्रना्थोंके लिए निःशुल्क विद्यालयोंकी 
स्थापना की । वह विद्वानोंका श्राश्रयदाता था । बहमनी 
शासकोंसे fart उसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणोंसे हुई । 

मुह॒म्मदशाह तृतीय-बहमनी राज्यका तेरहवाँ (१४६३-८२ 
fo) सुल्तान । सिंहासनासीन होनेके समय उसकी उम्र 
केवल € वर्षकी थी और राज्यका सारा प्रबंध बड़े ही 
व्यवस्थित रूपसे उसके मंत्री मुहम्मद wat (Zo) द्वारा 
संचालित होता था, जिसने कोकथ और गोवाके हिन्दू 
शासकोंको पराजित किया था। मुहम्मदशाह (तृतीय) 
ने १४७८ fo में उड़ीसाको ध्वस्त कर डाला Ae 
१४८१ ई० में सुदूर दक्षिणके काँची या कांजीवरम्‌ AAT 





मुहम्मद, शाहजाबा-मूलराज 


को भी लूटा । यद्यपि उसका शासनकाल सैनिक सफल- 
arate पूर्ण था, परन्तु उसका अन्त दुःखद gar 
मुहम्मदशाह wales मद्यपान करता था और जाली 
चिद्ठियोंके आधारपर मुहम्मद गवाँकी स्वामिभ्क्तिपर 
संदेह उत्पन्त कराकर १४८१ ई० में उसका बध* करा 
दिया गया | इन जाली चिटि्ठियोंका शीघ्र ही भंडाफोड़ 
हो गया किन्तु श्रगले ही वर्ष शोक और मदिरापानके 
कारण सुलतानकी मृत्यु हो गयी । 

मुहम्मद, शाहजादा-सुल्तान गयासुद्दीन बलब॒नका पुत्र 
और उत्तराधिकारी । जब मंगोंलोंने १२८४ ई० में 
पंजाबपर आक्रमण किया, ag मुलतानका प्रान्तीय शासक 
था। मंगोलोंसे Taw saat मृत्यु हो गयी । मरणोप- 
wea उसे ‘mete’ की उपाधि प्रदान की' गयी । 

मुहम्मद साहब (इस्लामके पेगम्बर )-जन्म ६ठीं शताब्दीके 
अन्तिम वर्षो्में अरबके मक्का नामक नगरमें । उन्होंने 
अरब देशवासियोंमें एक नये धर्मका प्रचार किया, 
जिसका आधार-भूत सिद्धान्त मानव जातिमें बन्धुत्व 
भाव और एकेश्वरवाद था। इस धर्मंके अनुयायी स्वयं 
मुहम्मद साहबको ईश्वरका दूत (पैगम्बर) मानते थे । 
प्रारम्भमें aa निवासियोंने मुहम्मद साहबकी 
शिक्षाप्रोंपर ध्यान न दिया और उनके इतने विरुद्ध हो 
गये कि ६२२ ई० में उन्हें जन्मभूमि छोड़कर निकटस्थ 
मदीनामें शरण लेनी पड़ी । यह घटना हिजरतके नामसे 
विख्यात है श्रौर मुसलमानी सन्‌ अथवा हिजरी सन्‌ 
इसी घटनापर आ्राधारित है । 

हजरत मुहम्मद केवल विलक्षण धर्म-प्रचारक ही 

नहीं, बल्कि श्रत्यंत व्यवहार-कुशल राजनीतिज्ञ भी थे । 
उन्होंने मक्काके श्रपने बन्धु-बान्धवोंसे सुलह करके काबा- 
को अपने नये धर्मका भी पवित्न तीर्थस्थान मान लिया 
और इसके बाद मक्का लोट आये | मक्का और मदीना- 
के लोगोंके संयुक्त समर्थनसे उन्हें sat नवीन धर्मके 
प्रचारमें gq सफलता प्राप्त हुई और सभीने उन्हें 
पैगम्बर स्वीकार कर लिया । वे लौट कर मक्‍कामें १० 
वर्ष रहे। इन थोड़से वर्षों सम्पूर्ण अरबदेशने उनके aay 
स्वीकार कर लिया और वे अरब-निवासियोंका एकछत्न 
धामिक और राजनीतिक नेतृत्व करने लगे । उन्होंने भरब- 
निवासियोंको इस प्रकार एकताके सूत्रमें बांध दिया कि 
६३२ ई० में उनकी मृत्युके उपरान्त केवल so वर्षोमें 
ही उनके भ्रनुयायियोंने अपना नूतन धर्म फारस, सीरिया, 
पश्चिमी तुकिस्तान, मिस्र, दक्षिणी स्पेन, सिन्ध ale 
भारतके भू-भागों तक फैला कर अपनी विजयपताका 


३७६ 


चतुदिक फहरायी । इस प्रकार अरबमें हजरत मुहम्मद- 
के आविर्भावके फलस्वरूप भारतमें भी एक नवीन-धर्म 
और राजनीतिक शक्तिका उदय sar । 

मुहम्मद सुल्तान, शाहजादा-ओ्रौरंगजेवका ज्येष्ठ पुत्र । 
औरंगजेबने उसे शासनके कई महत्त्वपूर्ण पदोंपर नियुक्त 
किया था । मुहम्मद राजपूतोंमें भी सर्वप्रिय था। इस 
कारण उसे अपने शंकालु पिताका कोपभाजन बनना 
पड़ा। १६७६ ई० में पिताकी मृत्युके बहुत पहले ही 
उसकी मृत्यु हो गयी । 

मुहम्मद हकीस, सिर्जा, शाहूजादा-हुमायू' (दे०) का 
द्वितीय पुत्र और भ्रकबरका छोटा भाई। पिताकी मृत्यु- 
के समय उसकी प्रवस्था ११ वर्षकी थी श्रौर वह केवल 
नाममात्रको काबुल प्रदेशका शासक मान लिया गया 
था | बड़े होनेपर उसे अ्रत्यधिक मदिरापानकी लत पड़ 
गयी तथापि वह कट्टर मुसलमान बना रहा। अकवर- 
की धामिक उदारताकी नीतियोंसे जब yea लोग उसके 
खिलाफ भड़क उठे तो उसने इस अवसरसे लाभ उठाना 
चाहा और १५८० SoH पंजाबपर प्राक्रमण कर दिया। 
अकबरने स्वयं विशाल सेना लेकर उसका सामना 
किया । हकीम भाग खड़ा हुआ और उसे अकबरकी 
अधीनता फिरसे स्वीकार करनी पड़ी । उपरांत हकीम 
अपनी मृत्यु-पर्यनत (१५८५ ई० तक) काबुल प्रदेशपर 
शासन करता रहा | 

मूलराज-एक सिख सरदार, जो १८४७ Gow मुल्तानका 
प्रात्तीय शासक था । अपने जिलेकी राजस्वसे प्राप्त 
होनेवाली आयमें कमी हो जानेके कारण उसे आशिक 
कठिनाइयोंमें SAAT पड़ा । लाहौरके दरबारमें जब उस- 
पर एक करोड़से भी अधिक asa धनराशि भेजनेके 
लिए दवाव डाला गया, उसने त्यागपत्न दे दिया । जब 
उसका उत्तराधिकारी, दो नवयुवक अंग्रेज पदाधिकारियों- 
के साथ वहाँ पहुँचा तब कदाचित्‌ मूलराजके THAT 
उन दोनों अंग्रेजोंकी हत्या कर दी गयी। उपरांत मूल- 
राजने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह थोड़े ही. feat 
द्वितीय सिख-युद्धमें (दे०) के रूपमें परिणत हो गया | 
१८४६ fo अंग्रेजोंने मूलराजपर झ्राक्रमण किया और 
वह बन्दी बना लिया गया । उसके अ्रभियोगकी सुनवाई 
सैनिक न्यायालयमें हुई और उसे आजीवन कालेपानीका 
दण्ड दिया गया । उसकी मृत्यु देशसे बाहर हुई | 

मूलराज-दसवीं शताब्दीके मध्य गुजरातमें श्रन्हिलवाड़ 
(अणहिल्लवाड़) के सोलंकी (चालुक्य) राज्यवंशका 
प्रवर्तक | उसका शासनकाल प्राय: ६४२ FoF &६७ई० 





380 
R50 


तक रहा। कदाचित्‌ ag कन्नौजके शासक महिपाल 
(६१०-६४० ई०)का पुत्र था। परन्तु उसने स्वतंत्र 
राज्यसत्ता स्थापित की । अन्तमें ग्रजमेरके चौहान शासक 
विभ्रहराज द्वितीय द्वारा वह युद्धमें मार डाला गया । 
म्‌च्छकटिक-राजा शूद्रक द्वारा लिखित संस्कृत साहित्यका 
एक नाटक । शूद्रकके बा रेमें हमें ्रौर कोई जानकारी प्राप्त 
नहीं है। मृच्छकटिक (मृत्‌-शकटिक या मिट्टीकी गाड़ी ) 
में गृप्तककालिक उज्जयिनीका एक चित्र मिलता है। 
विश्वास किया जाता है कि इसकी रचना छठीं शताब्दी 
ई०में की गयी । संस्कृत साहित्यके नाटकोंमें इस नाटकको 
बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है और इसका वही सम्मान है 
जो अंग्रेजी साहित्यमें शेक्सपियरके नाटकोंका।._ - 
मेण्डोसा, डोम एण्ड्रबियाज डो-१६०६ ई०में लगभग पाँच 
महीने तक भारत स्थित थुतंगाली प्रतिनिधि रहा। 
बादशाह जहांगीरने कैप्टेन विलियम हाकिन्सके कहनेसे 
अंग्रेजोंकी ईस्ट इंडिया कम्पनीको जो सुविधाएँ प्रदान की 
थीं, उसने उनका विरोध करनेकी गुस्ताखी की । जहाँ- 
गीरने उन सुविधाओंको xe कर दिया, किन्तु पुतते- 
गालियों और मुगलोंके बीच लड़ाई fos गयी, जो 
पुर्तंगाली पादरी पिन्हेरोकी मध्यस्थतासे बन्द हुई । 
इसके फलस्वरूप मेण्डोसाको वापस बुला लिया गया । 
मेगस-इसका उल्लेख अ्रशोंक (दे०)ने aay शिलालेखमें 
मकके नामसे किया है। उसका राज्य एण्टियोकस (अन्ति- 
योक) के राज्यके बाद था | मेगस साइरिनिका राजा था 
AIT उसने ३०० ई० पू०से २५० fo Yo तक राज्य 
किया | उक्त शिलालेख में बताया गया है कि अशोकने 
उसके राज्यमें धर्म विजय की श्रर्थात्‌ बहुतसे लोगोंको 
बौद्धधर्मका अनुयायी बनाया । 
मेगस्थनीज-यूनानी ( यवन ) राजदूत, जिसे सेलेउकस 
निकेटरने लगभग ३०२ ई० पू० पाटलिपुत्रमें चन्द्रगुप्त 
मौयंकी राजसभामें भेजा था। उसने उत्तर-पश्चिमी 
सीमांतसे मगधके पाटलिपुत्न तक समस्त उत्तरी भारतकी 
यात्रा की ओर जो कुछ देखा और सुना, उसका वर्णन 
अपने “इंडिका' नामक dae fears मूल ग्रंथ भ्रब 
ame है, किन्तु एरियन, डिआ्ोडोरस झ्ादि बादके यूनानी 
इतिहासकारोंने अपने ग्रंथोंमें उसके उद्धरण लिये हैं और 
आधुनिक कालमें मैक्रिन्डलने उनका सद्धुलत किया है। 
मौरयंकालीन भारतके बारेमें जानकारीके लिए मेगस्थनीज- 
का वृत्तांत महत्त्वपूर्ण स्नोत-ग्रंथ है, क्योंकि इसमें पहली 
बार उस कालका तिथिवार विवरण मिलता है । इसमें 
अनेक afeat हैं, फिर भी यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। 


मृच्छकटिक-सेटकाफ, सर ated, 


मेघदूत-संस्कृत भाषामें महाकवि कालिदास (दे०) लिखित 
खंडकाव्य । कुबेरके कोपसे रामगिरिपर निर्वासित एक 
यक्षकों वर्षाऋतुके आगमतपर अपनी अलकापुर-वासिनी 
विरहिणी प्रियाका स्मरण हो आता है और वह Raat 
दूत बनाकर प्राणवल्लभाके पास प्रेममय कुशल-सन्देश 
भेजता है। इंस खंडकाव्यमें भारतके दक्षिणी छोरसे 
उत्तरी छोर तक मेघकी यात्रा और विरहिणी प्रियाका 
वियोग वर्णन aden अनूठा है । शब्दलाघव, रसमाधूुर्य 
और संवेदनशीलताकी दृष्टिसि यह रचना महाकवि 
कालिदासकी कृतियोंमें सर्वोत्तम मानी जाती है । 
मेघवर्ण-नवहल (श्रीलंका) का राजा ( लगभग ३५२-७६ 
fo) और द्वितीय गुप्त सम्राट सप्रुद्रगुप्त (लगभग 
३३०-८० ई०)का समसामयिक । राजा मेघवर्णने 
एक दूत-मंडल महाराजाधिराज समुद्रगुप्तके दरबारमें 
भेजा था और बोध गया (दे०)के उत्तरमें सिंहली 
यात्रियोंक ठहरनेके लिए एक भव्य बिहार बनवानेके 
लिए उसकी अनुमति प्राप्त की थी। समुद्रगृप्तके प्रयाग 
स्तम्भलेखमें उत्कीर्ण हुआ है कि. उसे सैंहलकसे झादर- 
सूचक उपहार प्राप्त हुए थे । 
मेटकाफ, सर चाल्स, बादमें लाडं-(१७८५-१८४६ Fo ) 
मार्च १८३५४ से मार्च १५३६ ई० तक भारतका गवर्नेर- 
जनरल | जन्म कलकत्तामें हुआ । यह मेजर थामसन मेट- 
काफका पुत्र था, जो भारतमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी 
सेवामें एक फौजी भ्रफसर था। शिक्षा eat हुई और 
वह १८०१ ई०में लिपिककी हैसियतसे कम्पनीकी सेवामें 
आया और १८०८ ई० तक विभिन्न राजनीतिक पदोंपर 
रहा । उस वर्ष उसे महाराज रणजीत fags दरबारमें 
विशेष दूत बनाकर लाहौर भेजा गया। उसने १८०६ 
ई०में अश्रमृतसरकी संधि (दे०) के द्वारा पहली महान्‌ 
राजनीतिक सफलता प्राप्त की । इस संधिके धूर्वकी सभी 
सिख रियासतोंको ब्रिटिश संरक्षणमें दे दिया । 
वह १८१० ई०में ग्वालियरमें, १८११ से १५१६ 
fo तक fae तथा १८२० से १८२२ ई० aH 
हैदराबादमें रेजिडेंट रहा । १८२७ ई०्से १८३४ Fo 
तक गवर्न र-जनरलकी कौंसिलंका सदस्य रहा । १८५३४ 
ई०में आगराका गवर्नर नियुक्त हुआ और १५३४ से 
१८३५ fo तक भारतका कार्यवाहक TACT 
रहा। उसने भारतके समाचार Tales लगी पाबंदिया 
हटा कर उन्हें स्वाधीनता प्रदान की । इससे कम्पनीके 
डाइरेक्टर उससे नाखूश हो गये और उन्होंने गवर्नर- 
जनरलके पदपर उसकी पुष्टि नहीं की। इसके बजाय 





261 


मेदिती राय-मेसोपोटासियाकों लड़ाई 





उसे पश्चिमोत्तर प्रांत (अब उत्तर प्रदेश)का लेफिटिनेंट- 
गवर्नर बना दिया गया, जिस पदपर वह १८३६ से 
श्य३८ ई० तक रहा । इसके वाद मद्रासका गवर्नर 
बनाये जानेपर उसे भारी ,निराशा हुई और त्यागपत्न दे 
दिया । wan ग्रहण करके इंग्लैंड लौट जानेके बाद 
वह जमायका और कनाडाका गवर्नर नियुक्त हझ्मा। 
१८४५ SoH उसे 'पिश्नर'की पदवी प्रदान की गयी । 


१८४६ ई०में उसकी Hey at TWA वह एक सफल 


राजनेता था और अनेक ऊँचे-ऊँचे पदोंपर रहा। इन 
सभी Taint ae श्रत्यन्त सफल हुआ । समाचार पत्नोंको 
स्वाधीनता प्रदान करनेसे बह भारतीयों में बहुत लोक- 
प्रिय हो गया और उन्होंने कलकत्तामें उसके सम्मानमें 
मेटकाफ हालका निर्माण कराया । 

मेदिनीराय-मेवाड़के राणा संग्रामसिंह (दे०) का एक 
स्व|मिभक्त AAT | वाबरने जब १५२८ ई०में चन्देरीके 
किलेपर हमला कियां, किला उसीके अधीन था । युद्धमें 
मेदितीराय मारा गया और मुगलोंने किला फतह कर 
लिया । 

मेयों, ला -१८६६ से १८७२ ई० TH भारतका वाइसराय 
तथा गवर्न र-जनरल । वह बड़ा मिलनसार तथा राज- 
नीतिज्ञ था 1 अमीर शेर aa (Zo) उससे १५६६३० 
में प्रम्बालामें मिला और उसका प्रशंसक बन गया। 
अमीर झली चाहता था कि ब्रिटिश सरकार उससे 
निश्चित संधि कर ले और उसके पुत्र अब्दुल्ला जातकों 
उत्तराधिकारी स्वीकार कर ले। पररंतु as मेयोने 
अफगानिस्तानके सम्बन्धमें अपने पूर्वाधिकारी are 
लारेन्सकी अहस्तक्षेपकी नीतिका अनुसरण किया । 

are मेयोने जब प्रशासन भार संभाला, भारतकी 

ofan स्थिति बड़ी खराब थी। सरकारके बजटमें 
भारी घाटा रहता था और पूर्वानुमान विश्वसनीय नहीं 
होते थे। लाई मेयोने नमक Het वृद्धि, सरकारी खर्च॑मिं 
कटौती, केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारोंके बीच धनके 
वँटवा रेकी नयी प्रणाली शुरू करके देशकी वित्तीय व्यवस्था- 
में काफी सुधार किया । फलस्वरूप घादेका बजट बचतके 
बजटमें परिवर्तित हो गया । उसके शासनकालमें १८७० 
SoH भारतमें पहली जनगणना हुई। उसने देशके 
सांख्यिकी सर्वेक्षणकी व्यवस्था की ate वाणिज्य तथा 
कृषि विभागकी स्थापना की । १८७२ ई०में जब वह 
अंडमान द्वीपके पोर्ट ब्लेयरका दौरा कर रहा था, TH 
पठात कैदीने उसकी हत्या कर दी । 

मेरठ-पश्चिमी उत्तर प्रदेशमें स्थित एक नगर । १८५७ 


ईै४१ 

ई०में यहाँ छांवनी थी ate १० मई १८५७ को गदरकी 
शुरूआत age हुई । विद्रोही सिपाही छांवनीकी जेलोंमें 
घुस गये, अपने बंदी साथियोंकों oer far, गोरे 
अफसरोंको मार डाल! और दूसरे fer दिल्‍लीकी az 
कूच कर दिया । इस प्रक/र १८४५७ ई०का सिपाही विद्रोह 
आरम्भ हो गया । 

मेब-दिल्लीके दक्षिणमें बसनेवाली एक बलिष्ठ जाति | 
ये पहले हिन्दू थे, जिन्होंने दिल्‍लीमें नव-स्थापित मुस्लिम 
सल्तनतके विरुद्ध विद्रोह कर दिया । फलस्वरूप १२६० 
Soh बलबनने, जो अपने दामाद सुल्तान नासिए्ठद्वीन 
(दे०) की श्रोर्से शासन कर रहा था, मेवोंपर चढ़ाई 
कर दी, बहुतोंका संहार कर डाला और उनका देश 
लूट लिया। उनके ढाई सौ नेताप्रोंको बंदी बनाकर 
दिल्‍ली ले जाया गया और हाथियोंके पैरोंके नीचे डाल 
कर मार डाला गया । बहुतोंकी खाल उधेड़वाकर भूसा 
भर दिया गया ate facet हर फाटकपर उन्हें लटका 
दिया गया । मेव वीर इन बर्बरताओ्रोंसे दमित नहीं हुए 
और मुसलमान आ्राक्रमणकारियोंका विरोध जारी रखा | 
HAT १२६० Low अंतमें बलबनने दूसरी बार उनपर 
चढ़ाई की । इस बार उसने उनपर MATH धावा बोला, 
१२,००० मेव स्त्री, पुरुष एवं वालकोंको पकड़ लिया 
और उन सबको मार डाल।। मेव लोग बड़े बहादुर थे 
aie उन्हें मुस॒लिम बर्बेरताका शिकार होता पड़ा । 

सेवाड-देखि ये, उदयपुर | 

मेसोपोटामियाकी लड़ाई-प्रथम विश्वयुद्ध (१६१४-१८ 
ई०)के फलस्वरूप, जिसमें galt मध्य यूरोपकी शक्तियों - 
का साथ दिया । मेसोपोटामियापर उस समय तुर्कीका 
शासन था। इसलिए १६१५ fot मेसोपोटामियामें 
ब्रिठिश तथा भारतीय Bare भेजी गयीं । इन सेनाग्रोंका 
सीधित उद्देश्य (१) आंग्ल-ईरानी तेलकूपों की रक्षा 
करना, (२) बसरा तथा फारसकी खाड़ीके मोहानेपर 
उसके आसपासके क्षेत्रपर भ्रधिकार करवा तथा (३) उस 
क्षेत्रके अ्रबोंकों विद्रोह करनेके लिए भड़काना ar | यह 
सेना ब्रिटिश भारतीय सरकारने संगठित करके भेजी 
थी । प्रारम्भमें इसे भारी सफलता मिली | यह मेसो- 
पोटामियाके अंदर घुस गयी और सितम्बर १६१५ ई० 
में इसने कूटपर कब्जा कर लिया । इसके बाद इसने 
बगदादपर चढाई करनेका फैसला किया, परंतु इसे सिटे- 
शाहफनसे वापस कूट खदेड़ दिया गया ae इसके बाद 
कूटकों घेर लिया गया | Rew घेरा ८ दिसम्बर १६१५ 
ई०से २४ अप्रैल १९१६ Fo तक चला जबकि उसका 


282. 
aR 


पतन हो गया | जनरल टाउनशेंडके नेतृत्वमें ६,००७ 
ब्रिटिश तथा भारतीय सेनाप्रोंने झत्मसमर्पण कर दिया। 
इस युद्धमें २४,००० सैनिक हताहत हुए। इस 
पराजयके बाद ही उसके कारणोंकी जांचके लिए शाही 
कमीशन नियुक्त किया गया | उसकी सिफारिशोंकें अनुसार 
अधिक बड़े पैमानेपर फौजी तैयारियाँ की गयीं, नये 
जनरलोंकी नियुक्ति की गयी, ate दिसम्बर १६९१६ ई० 
में नयी चढ़ाई शुरू हुई। २६ फरवरी १६१७ ई०्को 
कूटपर दुबारा अधिकार कर लिया गया और ११ मार्च 
१६१७ ई०को बगदादपर भी अधिकार कर लिया गया। 
विजयी जनरल are नवम्बर १६९१७ So हैजेसे मर 
गया, fag उसके उत्तराधिकारी जनरल सर विलियम 
मार्शलने युद्ध सरगर्मीसि जारी रखा, किकुंकमें तुर्क सेनाप्रों- 
को पराजित किया और १६१८ ई०के युद्धविरामसे 
पहले मोसुलपर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मेसो- 
पोटामियाकी लम्बी लड़ाईमें अ्ंतमें ब्रिटिश तथा भारतीय 
सेनाश्रोंकी विजय हुई । 
मैकड़ोनाल्‍ड, जेम्स TAR (१६६६-१९३७ ई०)-दो बार 
इंग्लैंडका प्रधान-मंत्री हुआ, पहली are १६२४ में, 
फिर १६२६ से १६३५ fo तक। उसका पिता एक 
मजदूर था। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्‍डने १८ वर्षकी 
अवस्थामें १२ शिलिंग ६ fae साप्ताहिक वेतनपर 
कलर्कसि जीवन आरम्भ किया और क्रमिक रीतिसे 
उन्नति करके इंगलैंडका प्रधान-मंत्री बन गया ag 
१८६४ ई०में मजदूर दलमें सम्मिलित हो गया और 
१६०६ ई०में पहली बार ब्रिटिश पालियामेण्टका सदस्य 
निर्वाचित हुआ । उसने एक प्रकारसे पार्लियामेण्टरी 
मजदूर पार्टीकी स्थापना की और १९११ ई०में उसका 
नेता चुना गया। उसने १६१४ So ब्रिटेनकी युद्धनीति- 
का समर्थन करनेसे इनकार कर दिया, जिसके लिए 
सावंजनिक रूपसे उसकी तीज निन्‍दा की गयी। १६१८ 
ई०में ag पालियामेण्टका चुनाव हार गया श्रौर १६२२ 
fo तक पदविहीन रहा। १६२२ ईण्में वह पुनः 
पालियामेण्टका सदस्य चुना गया और इंग्लैंडे मजदूर 
दलने रूसकी तरह हिसाके मार्गसे नहीं, बल्कि संसदीय 
मार्गस समाज॑वादकी स्थापनाके लिए प्रयत्न करना 
स्वीकार कर लिया। दूसरे शब्दोंमें वह संसदीय एवं 
लोकतांत्रिक... समाजवादका समर्थक था । युद्धोत्तर काल 
में, उसने यूरोपमें शांति-स्थापनाका प्रयास किया और 
१६२४ ई०में हजनिेके प्रश्तपर दीर्धकालीन विवाद तय 
करनेमें भी महृत्त्ववृ्णं योगदान feat उसने पहला 


मेकडोनाल्‍ड, जेम्स रंमजे-मंकनाघटेन, सर विलियम हे 
मंत्रिमंडल जनवरी १६२४ ई०में बनाया जो मुश्किलसे 
ग्यारह महीने चला । उसका दूसरा मंत्रिमंडल १६२६ से 
१६३१ fo तक FAT) १९३१ ई०में उसकी राष्ट्रीय 
सरकारका रूप दे दिया गया । 
वह भारतके मामलोंमें बराबर दिलचस्पी लेता रहा 
और दो बार भारतकी यात्रा की, पहली ATT १६१० 
ई०में और दूसरी बार १६१३-१४ ई० में । उसने 
9899 ई०में भारतके सम्बन्धमें अपनी पहली पुस्तक 
लिखी, जिसका शीर्षक था--'भारतका जागरण'। 
राष्ट्रीय विचारोंक भारतीयोंने यह पुस्तक बहुत पसन्द 
की। ms साल बाद उसने भारतके विषयमें अपनी 
दूसरी पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक था--“गवन्नेमेण्ट 
आफ इंडिया'। भारतके सांविधानिक विकासकी समस्या 
तय करनेके लिए इंग्लैंडमें जो गोलमेज सम्मेलन (70) 
gat, उसकी उसने ग्रध्यक्षता की TT समस्याके साथ 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी समस्या घतिष्ठ रूपसे 
सम्बन्धित थी। जब इस प्रश्नपर भारतके दो मुख्य 
सम्प्रदायोंमें समझौता नहीं हो सका, तीसरे गोलमेज 
सम्मेलनकी समाप्तिपर उसने अपना साम्प्रदायिक निर्णय 
feat, जिसमें दलित जातियोंके हिन्दुओंके लिए gaa 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी सिफारिश की गयी थी । 
इसके fated गांधीजीने अनशन शुरू कर दिया और 
gar समझौता (दे०) हुआ । रैमजे मैकडोनालडने पूना 
समझौतेके अनुसार अपने साम्प्रदायिक निर्णयमें संशोधन 
कर दिया। भारतके सम्बन्धमें उसका यह अन्तिम 
कार्य था । 
मेकडोनेल, सर एन्थोनी-बाइसराय लार्ड कर्जनने १६०० 
SoH जो भ्रकाल कमीशन नियुक्त किया था उसका 
प्रध्यक्ष । (दे०, अकाल कमीशन ) । 
सेकनाघटेन, सर घिलियम हे ( १७९३-१८४१ ई०)- 
१८०६ ई०में कम्पनीकी फौजी सेवामें ata, कई प्राच्य 
भाषाएँ सीखीं और १८३३ fot राजनीतिक विभागका 
Raed बना दिया गया। उसने जून १८३८ ईण्में 
रणजीतसिंह तथा शाहशुजासे त्रिपक्षीय संधि की । फिर 
वह अफगानिस्तानके शाहशुजाके दरबारमें ब्रिटिश राज- 
दूत नियुक्त होकर कंदहार तथा गजनीके ATT काबुल- 
को भेजी जानेवाली ब्रिटिश सेताके साथ गया श्रौर उसके 
सामने शाहशुजाको फिरसे गद्दीपर बिठलाया गया। 
मैकताघटेनको पुरस्का र-स्वरूप १८४० ई०में Sea बना 
दिया गया, परन्तु इसके बाद ही अ्रफगानिस्तानमें फिर 
अशांति फैल गयी । श्रफगानोंने विद्रोह कर दिया ate 





मंकफर्सत, सर जान-मंक्समूलर 





२ नवम्बर १८४१ ई०को बर्न्स (दे०)को मार STAT | 


इसके बाद भी मंकनाघटेनने मू्खंताका प्रदर्शन करते हुए 
अफगानोंसे संधि कर ली और dane रूपमें बंदी बनाये 
गये व्यक्तियोंकों लौटा दिया । संतुष्टीकरणकी इस नीति- 
से अफगान और उहूंड हो गये । उन्होंने दोस्त मोहम्मद- 
के लड़के भ्रकबर ath नेतृत्वमें अंग्रेजोंके विरुद्ध बगावत 
कर दी और २३ दिसम्बर १८४१ ई०को Ta मैकना- 
घटेन भ्रकवर aia मिलनेके लिए गया, उसने उस्तकी हत्या 
कर दी। मेकनाघटेन भ्रफगान-युद्ध (१६३६-४२ ई०)- 
की समूची नीतिके लिए अधिकांश रूपमें जिम्मेद/र था 
और अंतमें agit इस गलत नीतिके कारण cra अपनी 
जानसे हाथ धो बैठा । 

HHA, सर जान (१७४५-१८२१)-भारतका फरवरी 
१७८४ fod सितम्बर १७८६ ई०तक गवर्नर-जनरल | 
वह १७६७ ई०में एक जहाजका खजांची तथा भंडारी 
बतकर भारत WAT और १७७० Lot मद्रासमें. ईस्ट 
इंडिया कम्पनीका लिपिक हो war) १७७७ oH उसे 
नौकरीसे निकाल दिया गया, परल्तु कोर्ट श्राफ डाइरे- 
azar saat नौकरी फिरसे बहाल कर दी और वह 
धीरे-धीरे seas करके गवर्नर-जनरलके पद तक पहुँच 
गया, यद्यपि उस पदपर केवल बोस महीने Wer । उप्तके 
प्रशासन कालमें भ्रष्टाचारका बोलबाला हो गया था । 

सेकमोहन, सर हेतरी-जन्म १८६२ ई० में। १८८५ 
ई०में भारतके फौजो स्टाफमें नियुक्त हुआ ate १८६० 
ई०में राजनीतिक विभागमें स्थानांतरित कर दिया गया। 
१८६३ ई०में सर. arlene डूरंण्डके साथ काबुल गया 
और बादमें बलूचिस्तान तथा अ्रफगानिस्तानके बीच 
सीमा चिह्लांकित करायी । उसने १९०३ ई०में फारस 
ओर अफगानिस्तातके बीचकी सीमा तथ करनेमें भी 
भाग लिया। उसका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य उत्तर-पूर्व में 
भारत और तिब्बत तथा चीनके बीच सीमा निर्धारित 
करना था | 

मंकमोहन सीमारेखा-उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी तथा तिब्बत 
एवं dre बीचकी सीमा-रेखा । इसका निर्धारण सर 
हेनरी मेकमोहन (दे०)ने किया । 

सेकार्दनी, छार्ड-१७८१ ई०में मद्रासका गवर्नर होकर 
आया ag उद्यमी एवं ईमानदार व्यक्ति था। उसने 
मद्रासके आंतरिक प्रशासनमें काफी सुधार किया । वह 
शांति-स्थापनाके लिए अत्यधिक उत्सुक था और उसने 
१७८४ ई०में मंगलूरकी संधि करके दूसरा मैसूर-युद्ध 
समाप्त कर दिया । इस संधिके द्वारा दोनों पक्षोंने एक 


353 


दूसरेके जीते हुए क्षेत्र और युद्ध बंदी वापस लौटा fea । 

उसने १७५४ ई०में कर्नाटकर्में जिसे नवाबने कम्पनीको 

सौंप दिया था, मालगुजारी aga करनेके उपायके 

सम्बन्धमें मतभेद हो जानेपर, इस्तीफा दे दिया | १७८५ 

Zo में arta हेस्टिग्सके इस्तीफा देनेपर गवर्नर-जनरलके 

पदके लिए उसके नामपर विचार नहीं किया गया और 

वह भरत वापस नहीं लौटा । 

Hats, थामस बेबिगटन, बैरन ( १८००-५६ )-असिद्ध 
अंग्रेजी कवि, निबन्धकार, इतिहासकार तथा राजनीतिज्ञ। 
१८२६ ई०में वह बैरिस्टर बना, परन्तु उसने बैरिस्टरी 
करनेकी अपेक्षा सार्वजनिक जीवन पसंद किया । वह 
१८३० ई०में ब्रिटिश पालियामेण्टक। सदस्य चुना गया, 
और १८३४ ई०में गवर्नर-जनरलकी एक्जीक्यूटिव 
कौंसिलका पहला कानून-सदस्य नियुक्त होकर भारत 
आया | भारतका प्रशासन उस समय तक “जातीय द्वेष 
तथा भेदभावपर आधारित तथा दमनकारी” था । उसने 
ठोस उदार सिद्धांतोंपर प्रशासन चलानेकी कोशिश की। 
उसने भारतमें समाचारपत्रोंकी स्वाधीनताका आन्दोलन 
किया, कानूनके समक्ष यूरोपीयों और भारतीयोंकी समा- 
नताका समर्थन किया, अंग्रेजीके माध्यमसे पश्चिमी ढंग- 
की उदार शिक्षा-पद्धति आरम्भ की और दंड विधानका 
मसविदा तैयार किया जो बादमें भारतीय दंड संहिताका 
आधार बना | 

अवकाश ग्रहण क रनेके बाद भी वह areas मामलों- 
में दिलचस्पी लेता रहा और १५५४ ई०में इंडियन 
सिविल सबिसमें प्रवेशके लिए प्रतियोगिता परीक्षा 
आरम्भ करनेके पक्षमें ब्रिटिश पालियामेण्टमें भाषण 
किया । वह आजीवन साहित्य सेवा करता रहा और 
१८५७ ई०में उसे 'पिश्नर' की पदवी प्रदान की गयी । 
दो साल बाद १८५६ ई०में उसकी मृत्यु हो गयी । 
उसने श्रंग्रेजी भाषामें अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें 
mater (१८३३ ई०), “प्राचीन रोमके गीतिकाव्य' 
(१८४२ ई०), 'निबन्ध! (१८२५-४३ ई०) तथा. चार 
खंडोंमें 'इंग्लैंडड/ इतिहास” (१८४८-५८ fo) सबसे 
महत्त्वपूर्ण हैं। अंतिम पुस्तक बहुत अधिक बिकी और 
उससे २० हजार पौंडकी आय हुई। इसका यूरोपकी 
विविध arora अनुवाद हुआ है । 
सैक्समूलर-(१८२३-१९०० Fo) अपने युगका सबसे 
महान प्राच्यविद्याविद्‌ | जम॑नीमें जर्मन माता-पितासे जन्म | 
मैक्समूल रने १८५४१ ई० में लाइपरश्शिंग ( विश्वविद्यालय ) 
में संस्कृतका अध्ययन प्रारम्भ किया, फलत; तुलनात्मक 





384 

“Rex 
भाषाविज्ञान एवं तुलनात्मक adh प्रति उसकी रुचि 
बढ़ती गयी | १८५४५ ई०में उसने ऋग्वेदका अनुवाद एवं 
सम्पादन प्रारम्भ किया । इसी सन्दर्भमें ag इंग्लैण्ड जा 
कर बस्च गया श्र ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर ली | 
प्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालयने ऋग्वेदके मुद्रण एवं प्रकाशन- 
का भार अपने ऊपर ले लिया । वह वहीं १८६२ ई०में 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञानका श्रध्यापक भी नियुक्त gan, 
यद्यपि १८६० ई०में विदेशी होनेके कारण उसे deat 
प्राध्यापक पदसे वंचित कर दिया गया था। ऋग्वेदके 
अतिरिक्त उसके अन्य निबन्ध “चिप्स फ्राम ए जर्मन वर्क- 
my तामक ग्रंथमें संग्रहीत हैं। १८५६ Gow संस्कृत- 
साहित्यका इतिहास लिखा और पूर्वकी धामिक पुस्तकों 
(Sacred Books of the East ) को ५१ जिल्दोंमें 
सम्पादित किया। उसकी अन्य रचनाओ्रोंमें 'भाषाका 
विज्ञान! (Science of Language) तथा “धर्मकी 
वैज्ञानिक भूमिका' (Introduction to the Science 
of Religion) qea हैं। उसने तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञानका अध्ययन प्रारम्भ किया और केल्टिक, संस्कृत एवं 
फारसी सदृश आ्रायंभाषाओ्रोंकी मूलभूत एकताका प्रतिपादन 
किया । यूरोपको श्राचीन भारतीयोंकी साहित्यिक तथा 
सांस्कृतिक उपलब्धिगोंसे sana कराया । 

Hae वंश-एक राजपूत वंश । इस ams नायक सेतापति 
भटाकंने पाँचवीं शताब्दीके sat पूर्वी सौराष्ट्रवर्ती वलभी 
(दे०)में एक राजवंशका आरम्भ किया । Fay वंशकी 
एक शाखा Bs शताब्दीके उत्तरार्धमें मो-ला-पो wait 
पश्चिमी मालवामें चली श्रायी और विध्यक्षेत्रमें अपनी 
राज्यशक्तिका विस्तार किया । सातवीं शताब्दीमें Haar 
राजा ध्ुवसेन द्वितीयने (जिसे श्रुवभट भी कहते हैं) 
Hay महाराजाधिराजकी एक पुत्रीसे विवाह किया । 
उसके Ga घरसेन चतुर्थ (६४५-४६ ३०) ने 'परमभद्ठा- 
रक परमेश्वर चक्रवर्तीकी पदवी धारण की । लगभग 
७७० foe अरबोंने Fae वंशका उच्छेदन कर दिया, 
जिन्होंने ७१२ fot सिधपर अधिकार कर लिया था। 

सेनरिक्ते, सेबस्तियान-एक स्पेनिश पादरी, जो सत्नहवीं 
शताब्दीके तीसरे दशकमें भारत भ्राया। उसने १६३२ 
SoH शाहजहाँकी फौजों द्वारा हुगली स्थित पुर्तंगाली 
कोठीपर घेरा डाले जाने तथा उसपर अधिकार कर 
लिये -जानेका पूरा विवरण लिखा है । 

सेनुकी, निषकोल-वेनिसका एक यात्री, जो सत्रहवीं शताब्दी- 
में भारत mar ag श्ौरंगजेबके लगभग पूरे शासन- 
काल ( १६५६-१७०७ Fo )में भारत रहा। उसने 


संत्रफ वंश-संसूर 
fear डो मोगोर' नामक एक विशालकाय gat 
मुगल भारतका वृत्तांत लिखा है। यह ग्रंथ चार खंडोंमें 
है। 

AIHA, सर जान (१७६९-१८३३)-ईस्ट इंडिया कम्पती- 
का एक प्रमुब् अधिकारी, जिसने १७८२ ई०में कम्पनी- 
की सेवा श्रारमभ्भ की और १७८३ Cot भारत ATT | 
वह १८५३० Cot श्रवकाश ग्रहण करने तक भारतमें 
रहा । वह १७६२ ई्में श्रीरंगपद्ममके घेरेके समय तथा 
१७६६ FoF Tare अधिकार किये HAF समय उप- 
स्थित था । १८०३ ई०में दूसरा मराठा-युद्ध (Zo) शुरू 
होनेके समय तक ag उच्च राजनीतिक पदोंपर रहा । 
दूसरे मराठा-युद्धमें उसने महत्त्वपूर्ण भूमिका भ्रदा की 
और पराजित free साथकी जाने वाली सुर्जी-अर्जुन- 
गाँवकी संधिका प्रारूप बनाया । इसके बाद उसने होल्कर 
(दे०) के साथ चलनेवाले युद्धमें ला लेककी श्रधी नतामें 
कार्य किया । उसने तीसरे मराठा-युद्ध (दे०) (१८१७- 
१८ ई० )में भी प्रमुख भाग लिया,, महोदपुर (दे०)की 
लड़ाई जीती भौर पेशवा बाजी राव द्वितीयको गद्दी छोड़ने- 
के लिए विवश किया । गद्दी-त्याग देनेपर पेशवाको 
जीवन भरके लिए पेन्शन प्रदान कर दी गयी । इसके 
बाद उसे मध्य भारतके प्रशासनका मार सौंपा TAT | 
मालवा भी. इसीमें सम्मिलित था। १८५२७ fot उसे 
बम्बई प्रांतका गवर्नर बताया गया | इस पदसे उसने 
१८३० foe अवकाश ग्रहण किया | वह श्रच्छा लेखक 
भी था और उसने कई ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी 
हैं। इनमें अंग्रेजीमें लिखी 'सिखोंका एक शब्दचित्र' 
तथा “मध्य भारत' atts पुस्तकें उल्लेखनीय हैं । 

मेलापुर-मद्रासके तिकट स्थित है। प्राचीन ईसाई aq 
श्रुतियोंके अनुसार संत थामसने मैलापुरमें शहादत पायी 
थी। किन्तु अनुश्ुतियोंकी पुष्टिमें कोई ऐतिहासिक 
प्रमाण नहीं मिलता । 

मेसन, ated sete शताब्दीके दूसरे दशकमें पंजाबके 
महाराज रणजीत सिंहसे मिला । उसने रणजीत fast 
arafe तथा आदतोंका रोचक वर्णन किया है। उसने 
कोई तारीख नहीं दी है, फिर भी जहाँ-तहाँ मनोरंजक 
विवरण लिखे हैं । 

मेसूर-भारतीय गणतंत्रमें सम्मिलित एक राज्य तथा नगर, 
जो मैसूर (aa कर्नाटक) राज्यकी राजधानी भी है। इस 
राज्यकी सीमा उत्तर-पश्चिममें बम्बई, पूर्वमें आन्ध्र-प्रदेश 
दक्षिणस्ूर्षमें तमिलनाडु और दक्षिण-पश्चिममें केरल 
राज्योंसे घिरी हुई है । इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन 


38 


संसूर-युद्ध 


२५ 


oy 





है। इसके प्राचीनतम शासक कदम्ब वंशके थे, जिनका 
उल्लेख टॉलमीने किया है। कदम्बोंको, चेरों, पललवों 
और चालुक्योंसे युद्ध करता पड़ा। १२ वीं शतादब्दीमें 
जाकर मैसू रका शासन कदम्बोंके हाथोंसे होयसलोंके 
हाथोंमें श्राया, जिन्होंने दवारासमुद्र waar आधुनिक 
हलेविडको अपनी राजधानी वनाग्रा था । होयसल राजा 
asad हीं अलाउद्दीनने मैसूर जीत कर अपने राज्यमें 
सम्मिलित किया था। उपरांत मैसूर विजयनगर राज्यमें 
सम्मिलित कर लिया गया और उसके विघटनके उपरांत 
१६१० Sok ag पुनः स्थानीय हिन्दू राजाके श्रेध्विकारमें 
OT गया | 
इस राजवंशके चौथे उत्तराधिकारी Pars देवराजने 
मसूरकी शक्ति और सत्तामें उल्लेखनीय वृद्धि की । fg 
१८ at शताब्दीके मध्यमें उसका राजवंश हैदरअली द्वारा 
अपदस्थ कर दिया गया और उसके पुत्र टीपू सुल्तानने 
१७६६ ई० तक उसपर राज्य किया। टीपूकी पराजय 
और मृत्युके उपरांत विजयी अंग्रेजोंने Aquat संरक्षित 
राज्य बनाकर वहाँ एक पंच-वर्षीय बालक क्ृष्णराज 
वाडियरको सिहासनपर बैठाया | gers अ्रत्यंत 
अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, waa: १८२१ Got ब्रिटिश 
सरकारने शासन-प्रबंध अपने हाथोंमें ले लिया, परंतु 
१५६७ ई०में कृष्णके उत्तराधिकारी चाम राजेन्द्रको 
पुनः शासन सौंप दिया। उस समयसे इस सुशासित 
राज्यका १६४७ ई०में भारतीय संघमें विलयन कर दिया 
गया । मैसूर श्रति सुन्दर परिष्कृत नगर है। वहाँ एक 
विश्वविद्यालय भी है, जिसकी स्थापना १६१६ fo 
हुई थी । 
मैसूर-युद्ध-अंग्रेजों और हैदरश्नली तथा उसके पुत्र टीपू 
सुल्तानके बीच समय-समयपर हुए। ३२ वर्षों (१७६७से 
१७६६ fo) के मध्य युद्ध SF गये । प्रथम Agr युद्ध 
१७६७ से १७६६ ई०के बीच हुआ, जिसका कारण 
मद्रासमें अंग्रेजोंकी आक्रामक नीतियाँ थीं। १७६६ ई०में 
जब हैदर भ्रली मराठोंसे एक युद्धमें उलझा था, मद्रास- 
के अंग्रेज श्रधिकारियोंने निजामकी सेवामें एक ब्रिटिश 
सैतिक टुकड़ी भेज दी, जिसको सहायतासे निजामने 
मैसूरके भूभागोंपर आ्राक्रमण कर दिया । अंग्रेजोंकी इस 
THT शत्रुतासे हैदर AAA बड़ा क्रोध श्राया | उसने 
मराठोंसे संधि कर at, अस्थिर बुद्धि तिजामकों 
agit ओर मिला लिया और निजामकी सहायतासे 
कर्नाटकपर, जो उस समय अंग्रेजोंके नियंत्रणमें था, 
झ्राक्मण कर feat इस प्रकार प्रथस मैसूर-युद्धका 


सूत्रपात हुआ । यह युद्ध दो वर्षों तक चलता रहा wiz 
१७६६ FoF जब हैदर aah HI अचानक धावा मद्रासके 
किलेकी दीवालों तक पहुँच गया, उसका अंत gar । 
मद्रास कौंसिलके सदस्य भयाकुल हो उठे और उन्होंने 
हैदर अली द्वारा रखी गयी सुलहकी शर्तें स्वीकार कर 
लीं! इसके श्रनुसार दोनों पक्षोंने जीते गये भू-भाग 
लौटा दिये और हैदर mel तथा अंग्रेजोंके बीच एक 
रक्षात्मक संधि हो wat । 

द्वितोय मेसूर-युद्ध-अंग्रेजोंने १७६६ ई०की संधिकी 
adie श्रनुसार आचरण न किया और १७७० Low हैदर 
अलीको, समझौतेके ATT उस समय सहायता न दी 
जब मराठोंने उसपर आक्रमण Prat) अंग्रेजोंके इस 
विश्वासघातसे हैदर अ्रल्ीको अत्यधिक avr gat 
उसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया, जब अंग्रेजोंने 
हैदर अलीकी राज्य davis अंतर्गत माहीकी फ्रांसीसी 
बस्तीपर आक्रमण कर अधिका र कर लिया | उसने मराठा 
और निजामके साथ १७८० FoF त्िपक्षीय संधि कर ली 
जिससे द्वितीय मैसूर-युद्ध प्रारंभ हुआ | 

अंग्रेजोंने निजामको अपनी ओर फोड़ लिया और 
१७८२ ई० में सालबाईकी संधि करके मराठोंसे युद्ध समाप्त 
कर दिया । फिर भी हैदर अली भग्रोत्साह न होकर 
युद्ध करता रहा और एक विशाल सेना लेकर कर्नाटकरमें 
घुस गया, उसे नष्ट-भ्रष्ट कर डाला तथा -मद्रासके चारों 
ग्रोरके इलाके उजाड़ डाले । उसने बेलीके अधिनायक- 
त्व वाली अंग्रेजी फौजकी एक टुकड़ीको घेर लिया। 
परन्तु-१७८१ ई०में वह सर MATHS द्वारा Teta, 
पोलिलूर और शोलिंगलूरके तीन युद्धोंमें परास्त FHT; 
क्योंकि उसे फ्रांसीसियोंसे प्रत्याशित सहायता न मिल 
aati फिर भी वह डटा रहा.भौर १७८२० में उसके पुत्र 
टीपूने कर्तल Fade तायकत्ववाली ब्रिटिश सेनासे 
तंजौरमें आत्म-समर्पण करा लिया | 

इस युद्धके बीच ही हैदर अलीकी मृत्यु हो गयी । 
किन्तु उत्तराधिकारी टीपू सुल्तानने युद्ध जारी रखा और 
FACT AAAS श्राक्रमणको असफल करके मंगलोर जा 
घेरा। अब मद्रासकी रारकारने समझ लिया कि भागे 
युद्ध बढ़ाना उसकी सामर्थ्यके बाहर है। अतः उसने 
gosy ई०में संधि कर ली, जो मंग्रलोरकी संधि कह- 
लाती है और जिसके भाधा रपर दोतों पक्षोंने एक दुसरेके 
भूभाग वापस कर दिये । 

तृतीय मेसूर-युद्ध (१७९०-९२ ई०) इसका कारण 
भी अंग्रेजोंकी Ded alfa थी। १७६६ ई०में हैदर 


396 


३८६ 





WA AIT १७८४ ई० में टीपू सुल्तानके साथ की गयी 
संधिकी शर्तोंके विरुद्ध अंग्रेजोंने १७८८ Sot निजामको 
इस भ्राशयका va लिखा कि हम लोग्र टीपू सुल्तानसे 
उन भूभागोंको छीन लेनेमें आ्रापकी सहायता करेंगे जो 
निजामके राज्यके अंग रहे हैं । अंग्रेजोंकी इस विश्वास- 
घाती नीतिको देखकर टीपूके मनमें उनके शत्रुतापूर्ण 
अभिप्रायके संबन्धमें कोई संशय न रहा | aa: उसने 
१७८६ SoH भ्रचानक ट्रावनकोर (त्रिवंकुर)पर APF 
मण कर दिया, और उस भू-भागकों तहस-नहस कर 
Stal | AI इस आक्रमणको युद्धवा कारण बना 
लिया और पेशवा तथा निजामसे इस शत्तंपर गुटबन्दी 
कर ली कि वे दोनों विजित प्रदेशोंका बरावर भागोंमें 
बेंटवारा कर लेंगे | इस प्रकार प्रारंभ हुआ तृतीय Faz 
युद्ध १७६० से १७६२ Fo तक चलता रहा | 

इस युद्धमें तीन संघर्ष हुए । १७६० Sok तीन 
अंग्रेजी सेनाएँ मैसूरकी श्रोर बढ़ीं, उन्होंने डिडीगल, 
कोयम्बतूर तथा पालबाटपर अधिकार कर लिया, 
फिर भी उनको टीपूके प्रबल प्रतिरोधके कारण कोई 
महत्त्वकी विजय प्राप्त न हो सकी। इस विफलताके 
कारण स्वयं as कार्नवालिसनें, जो गवर्तर-जनरल भी 
था, दिसम्बर १७६० ईशण्में प्रारंभ हुए अभियानका 
नेतृत्व अपने हाथमें ले लिया। Feat और अम्बरकी 
Me बढ़ते हुए कार्नवालिसने मार्च १७६१ में ०में बंग- 
लोरपर अधिकार कर लिया और टीपूकी राजधानी 
श्रीरंग-पहनम्‌की ओर बढ़ा। लेकिन टीपूकी नियोजित 
ध्वसंक भूनीतिके कारण अंग्रेजोंकी सेताको भ्रनाजका एक 
दाना न मिल सका और कानंवालिसको अपनी तोपें 
कीलकर पीछे लौटना पड़ा। तीसरा अभियान, जो 
१७६१ ई०की गर्भियोंमें प्रारंभ gar, afta सफल रहा | 
अंग्रेजी सेनाओंका नेतृत्व करते हुए कार्नवालिसने पुनः 
टीपूकी कई पहाड़ी चौकियोंपर अधिकार कर लिया 
और १७६२ ई०में एक विशाल सेनाके साथ श्रीरंग- 
पह्ठनम्‌पर घेरा डाल दिया । राजंधानीकी बाह्य प्राची रों- 
पर maaan अधिकार हो जानेपर टीपूने आत्मसमपंण 
कर दिया और मार्च १७६२ Sot श्रीरंगपट्ठनम्‌की संधि- 
के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ । इसके MAA टीपूने अपने 
दो पुत्रोंकी बंधकके रूपमें अंग्रेजोंको att दिया और 
तीन करोड़ रुपये युद्धके हरजानेके रूपमें दिये, जो 
तीनों मित्रों ( अंग्रेज-निजाम-मराठा ) में बराबर ate 
लिये गये । साथ ही टीपूने अपने- राज्यका आधा भाग 
भी सौंप दिया, जिसमेंसे अंग्रेजोंने डिडीगल, बारा nara, 


5. 


मेतूर-्युत्ष 
gt ate mare अपने अ्रधिकारमें रख कर टीपूके 
राज्यका समुद्रसे संबंध. काट दिया और उन पहाड़ी 
दरॉको छीन लिया, जो दक्षिण भारतके पठारी भूभागके 
द्वार थे।: मराठोंको वर्धा (azar) और कृष्णा नदियों 
तथा निजामकों कृष्णा और पनार नदियोंके बीचके भू- 
खण्ड मिले । 
चतुर्थ मैसूर युद्ध (मार्चते मई १७६६ ई० )-अल्प- 
कालिक, परन्तु भयानक सिद्ध हुआ । इसका कारण टीपू 
सुल्तान द्वारा अंग्रेजोंके ग्राश्नित बन जानेके संधि भ्रस्ताव- 
को अस्वीका र कर देना था, तत्कालीन गवर्नर-जनरल 
लार्ड वेलेजलीको टीपूकी ब्रिटिश-विरोधी गतिविधियोंका 
पूर्ण विश्वास हो गया था| उसे पता चला कि १७६२ 
ई०की पराजयके उपरांत टीपूने फ्रांस, कुस्तुनतुनियाँ 
और अफगानिस्तानके शासकोंके साथ इस अभिनप्रायसे 
संधिका प्रयास किया था कि भारतसे अंग्रेजोंको निकाल 
दिया जाय। वेलेजलीने aq द्वारा afar संधिके 
प्रस्तावकों भ्रस्वीकार करना युद्धवा कारण बना लिया। 
उसने निजाम और पेशवाके साथ इस झाधारपर एक 
गठबंधन किया कि युद्धमें जो लाभ होगा, उसका तीनों- 
में बराबर बेंटवारा हो जायगा । अंग्रेजोंकी तीन Bare 
क्रमशः जनरल हेरिस, जनरल स्टीवर्ट और गवरनर- 
जनरलके भाई वेलेजली (जो aT चलकर ड्यूक आफ 
वेलिंगटन हुआ ) के नेतृत्वमें तीन दिशांझ्रोंसे टीपूके 
राज्यकी झोर बढ़ीं । दो घमासान युद्धोंमें टीपृकी पराजय 
हुई और उसे श्रीरंगपट्टनम्‌के gts aor लेनी पड़ी । दुर्ग 
१७ अप्रैलको घेर लिया गया और ४ मई quae ई० 
को उसपर श्रधिकार हो गया । वीरतापूर्वक दुर्गकी रक्षा 
करते हुए टीपू युद्धमें मारा गया । उसके पुत्रने झात्म- 
समर्पण कर feat विजयी अंग्रेज टीपूके राज्यको 
बराबर-बराबर तीन भागोंमें अपने मित्रोंमें नहीं बांठना 
चाहते थे, श्रतः उन्होंने मैसूरके मुख्य और मध्यवर्ती 
भागपर क्ृष्णराजको सिंहासनासीन किया, जो मैसूरके 
उस पुराने राजाका वंशज था, जिसे serait भ्रपदस्थ 
किया था। टीपूके राज्यके बचे हुए भू-भागोंमेंसे कतास 
(wa), कोयम्बतूर और श्रीरंगपड्नम्‌ कम्पनीके 
राज्यमें मिला लिये गये । मराठोंने, जिन्होंने इस युद्धमें 
कोई भी सक्रिय भाग न लिया था, हिस्सा लेना अस्वीकार 
कर दिया । निजाभको टीपूके राज्यका उत्तर पूर्ववाला 
कुछ भू-भाग मिला, जिसे उसने १८०० Lot कम्पती- 
को सौंप दिया। इस प्रकार चतुर्थ मैसूर-युद्धकी समाप्ति- 
पर मैसूरका सम्पूर्ण राज्य अंग्रेजोंके नियंत्रणमें श्रा गया । 


2s 
मोअस-मौर्य वंश 


सोअस-एक शंक अथवा पाधियन राजा, जो लगभग ko 
ई० पू०५में झाकोशिया तथा पंजाबपर राज्य करता था। 
उसका नाम केवल सिक्‍कोंसे ज्ञात होता है । 

मोग्गलिपुत्त तिसन-प्र्थात_ मोग्गलि (मौद्गलायन ) का 
पुत्र fares (तिष्य) एक सिंहली भिक्षु। सिहलीं ग्रंथ 
महावंशके अनुसार उसने अशोकको बौद्धध्र्ममें दीक्षित 
frat) उत्तरी भारतमें प्रचलित बौद्ध अ्नुश्रुतियोंके 
अनुसार मौर्य सम्राटुको बौद्ध ate दीक्षित करनेका 
श्रेय बतारसके एक गंधी, गुप्तके पुत्र स्थविर उपगृप्तको 
प्राप्त था। कुछ लोगोंका. मत है कि दोनों व्यक्ति 
एक ही हैं। 

मोनसेरेत, पादरो अन्तोनियो-एक जेशूइट साधु, जो बाद- 
शाह भ्रकबरके निमंत्रण पर गोग्नाके पुतंगाली अधिकारियों 
द्वारा १५८० SoH मुगल दरवारमें भेजा गया। साधु 
मोनसेरेत और उसके सहयोगी भ्रकविना दोनोंका अकब र- 
ने भारी स्वागत किया । उसने अपने दूसरे ga मुरादको 
garrett भाषा सीखनेके लिए साधु मोनसेरेतके सुधपुर्द 
कर दिया | वह कई वर्ष तक अभ्रकबरके दरबारमें रहा 
और उसने लेटिन भाषामें जेशूइट मिशनका पूरा वृत्तांत 
लिखा, जिसका वह सदस्य था | यह विवरण अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण है और अ्रकबरके राज्यकालके बारेमें एक 
समसामयिक स्नोत-ग्रंथ है । 

मोपला-मसलाबा। रमें बसनेवाने कट्टर मुसलमानोंका एक 
समुदाय 1 विश्वास किया जाता है कि नवीं शताब्दी ई० 
में जो aw भारत आकर बस गये और यहीं शादी कर 
ली, वे edie वंशज है। वे अक्प्तर अपने हिन्दू पड़ो- 
सियोंसे झगड़ा कर बैठते थे । १६२५ ई०में भी उन्होंने 
भारी विद्रोह कर दिया था । 

मोहेन जोंदरो-सिंध (aa पांकिस्तातमें ) के लरकाना 
जिलेमें ate निकाला गया प्राचीन ध्यंस्ावशेष । इस 


स्थानपर एक प्रागंतिहासिक सभ्यताके स्मृति-चिह्न मिले . 


हैं, जो लगभग २५०० Fogo से १५०० Fogo में सिंधु 
नदीकी घाटीमें वर्तमान थी । 
सौखरि वबंश-ईशानवर्माने ५५४ Got अथवा gas श्रास- 
पास एक गुप्त राजाको परास्त कर इस.वंशका झ्रारम्भ 
किया तथा महाराजाधिराजकी Taal धारण की । उसका 
: राज्य उत्तर प्रदेशके पूर्वी भाग तथा मगधके गया क्षेत्रमें 
विस्तृत थ्रा। अगले ota वर्षोतक उत्तरी गंगाके 
मैदानमें मौखरि वंशकी प्रधान सत्ता रही । ईशानवर्माके 
बाद adant, श्रवन्तिवर्मा तथा ग्रहवर्मा उसके उत्तरा- 
घिकारी हुए ॥ ग्रहवर्भा इस वंशका aft राजा था | 


३८७ 


उसने थानेश्वरके प्रभाकरवर्धनकी पुत्री राज्यश्रीसे विवाह 
किया । उसकी राजधानी कन्मौज थी। ग्रहवर्माको 
मालवाके राजा देवगुप्त ने लगभग ६०६ ई०में परास्त 
कर मार डाला | वह निस्पंतान था, अतएवं उसके वंश- 
का अश्रंत हो गया और कन्नौज उसके साले हफषंवर्धन 
(६०६-४७ ई०) के अ्रधिकारमें ar गया । 
सौर्य बंश-३२२ Gogo में चंद्रगुप्त मौर्य (दे०) से इसका 
आरम्भ हुआ, जब मकदूनियाके राजा सिकन्दरकी ३२३ 
Soyo में मृत्यु हो चुकी थी । उसने तक्षशिलाके स्नातक 
आचार्य चाणक्यकी सहायतासे मगध शासक नंदवंशके 
श्रंतिम राजाका वध कर दिया । चद्धगुप्तकी राजधानी 
भी पाटलिपुत्र हुई और उसने २६८ Fogo तक राज्य 
किया । इस अवधिमें उसने पंजाब तथा तक्षशिलासे 
यबनों (यूनानियों) को मार भगाया और अपना 
साम्राज्य पूरे उत्तरी भारत तथा पश्चिममें सौराष्ट्रतक 
विस्तृत कर लिया | लगभग ३०५ Logo में उसने सेले- 
उकसका आक्रमण fae कर दिया, जिसे सिकन्दरके 
साम्राज्यका पूर्वी भाग प्राप्त हुआ था। सेल्यूकस चन्द्र- 
गुप्त wae पराजित होनेके बाद हिन्दुकुशके उस पारतक- 
के अपने सभी पूर्वी प्रदेश देकर उससे संधि कर लेनेके 
लिए विवश हुआ। उसने अपनी कन्याका विवाह 
चन्द्रगुप्तससे कर दिया और अपना राजदूत मेगस्थनीज 
(दे०) उसकी राजसभामें भेजा । मेगस्थनीजने उस 
कालके भारतका रोचक वृत्तांत लिखा है। 

ARTI माताका नाम मुरा था | इस आधारपर 
उसका राजवंश ‘ale कहलाता है। चद्धगुप्तके बाद 
उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी बिन्दुसार (दे०) ने २६८ 
ई०पू० से २७३ Gogo तक राज्य क्रिया। उसने 
'अमित्रघात' (शत्रुओंके घातक) की पदवी धारण की 
और सम्भवत: दक्षिण भारत भी विजय किया । 

तीसरा मौर्य सम्राट्‌ faegareat पुत्र भ्रशोक (दे०) 
था, जिसने लगभग २७३ ई०पू०से २३२ Logo तक 
राज्य किया । संभवतः अशोकको मगधका सिंहासन 
प्राप्त weak fare युद्ध करना पड़ा, क्योंकि राज्यभिषेक 
राज्यारोहणके चार वर्ष बाद gar राज्याभिषेकक्रे 
aed वर्षमें उसने भारी रक्तपातके बाद कलिंग विजय 
किया । इस युद्धमें होनेवाले नरसंहारने भ्रशोककी मान- 
सिक वृत्ति बदल दी और भारी खेदसे अभिभूत होकर 
उसने बौद्ध धर्म sitters कर लिया और युद्धको तिलां- 
जलि दे दी। बौद्ध होनेके बाद उसने शेष राज्यकाल 
विशाल साम्राज्यक्रे समस्त साधनोंको केन्द्रीभूत करके 





591 


a5 





भारत site भारतसे बाहर बौद्ध धर्मका प्रचार करने 
तथा मनुष्यों और पशुओ्रोंके हितमें सड़कें बतवाने, कुएं 
खुदवाने, धर्मशालाएं बनवाने, प्याऊ विठाने, चिकित्सा- 
लय खुलवाने आदिमें faarar । उसने सारे भारतमें 
शिल्ाओं तथा स्तम्भोंपर अनेक लेख खुदवाये जिनमें 
प्रजाको दया, दान, सत्य, माता-पिताकी सेवा, Teast 
आदर, प्राणिय्रोंकी श्रहिसा तथा सत्र मतोंके प्रति 
सहिष्णुताका उपदेश दिया गया है । उसने बौद्ध freq 
को धर्म-प्रचारके लिए सिंहल (श्रीलंका) तथा पश्चिम- 
के देशोंमें भेजा, जिसके फलस्वरूप ale धर्मका विश्व- 
व्यापी प्रसार हुआ । 

अशोकके उत्तराधिकारी योग्य नहीं सिद्ध हुए और 
FART TAIT साम्राज्य संभवत: उसके एक पुत्र जालौक 
तथा पौत्न दशरथके बीच विभाजित हो गया । इनमेंसे 
किसीमें बौद्ध धर्मके प्रति श्रशोक star अनुराग नहीं 
दिखाई पड़ा ate ऐसा प्रतीत होता है कि श्रशोककी 
मृत्यक्े बाद ही बौद्ध धर्मको' मिलनेवाला राज्याश्रय 
समाप्त हो गया । अ्रशोकके उत्तराधिकारी राजा शक्ति- 
aa थे और उनमें से अंतिम राजा वृहद्रथकी लगभग 
१5५ Soyo में उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्नते 
हत्या कर डाली, जिससे शु गवंशका aed हुआ । 


q 

यंग-हस्बेण्ड, सर फ्राँंसिस (१८६३-१९४२)-चब्राइसराय 
लार्ड कर्जन (Zo) की आजा द्वारा १६०३-१६०४ ई में 
यंग-हस्बैण्डके नेतृत्वमें एक ब्रिटिश भारतीय अभियान- 
दल तिब्बत गया | यज्जञ-हस्वैण्ड जुलाई १६०३ Loi 
तिब्बती क्षेत्रके अन्तर्गत सिक्किम सीमान्तसे "१५ मील 
उत्तरकी ओर स्थित खम्बजेंग पहुँचा । किन्तु तिब्ब॒तियोंने 
अंग्रेज. अतिक्रमणकर्ताश्रोंके साथ तबतक सन्सध्रिवार्ता करने 
से इन्कार कर feat जब तक वह उनके सीमान्तके उस 
पार न चला जाय | फलत: यंग-हस्वैण्ड भारत सरकारके 
अनुमोदनसे तिव्वतके अन्दर ग्यान्तसे तक बढ़ गया और 
तिब्बतकी सेनाको गुरु नामक स्थानपर परास्त कर 
feat चूंकि तिब्बती aa भी सन्धि-वार्तके लिए 
तेयार न थे, ma: यंग-हस्वेण्ड तिब्बतमें और आगे बढ़ 
गया और दूसरी विशाल तिब्बती Garay करो-ला-दर्रेके 
निकट युद्धमें परास्त किया और अ्रभियात-पूर्वक तिब्बत- 


यंग-हस्बंण्ड, सर फ्रांसिस-यन्दबूकी afer 
की राजधानी ल्हासामें ३ श्रगस्त १६०४ ई०को प्रव्रिष्ट हो 
गया । यंग-हस्त्रण्डकी विजयोंके फलस्वरूप तिब्बतियोंको 
संधि-वार्ताके लिए बाध्य होना पड़ा, फलस्वरूप ७ सितम्बर 
१६०४ ई०को ल्हासाकी सन्धि (दे०) उनपर झारोवित 
की गयी और सोलह दिन बाद विजयोल्लासके साथ 
यंग-हस्त्रेण्ड वापस छौट झाया । ल्हासाकी संधिके अन्त- 
गंत, जो बादमें संशोधित की गयी, तिब्बतकों तीन 
वर्षमें पचीस लाख रुपये क्षतिपूर्ति रूपमें देने पड़े, तीन 
वर्ष तकके लिए चुम्बीघाटीकों छोड़ना पड़ा और एक 
ब्रिटिश एजेंण्टकों ग्यान्तसेमें रहनेकी अ्रनुमति देनी पड़ी । 
AT-BATS वापश्षीपर वाइसराय AS कर्जनने उसकी 
बड़ी आवभगत की (Sito एफ० सीवर--फ्रांसिस यंग- 
gears) 
यजुर्बेद-चा र वेदोंमेंसे एक 1 AAAS संहिता (Zo) में यज्ञ 
क्रियाश्रोंके मंत्र और विधियां संग्रहीत हैं । इसमें केवल 
ऋग्वेदसे लिये हुए मंत्र ही नहीं मिलते, किन्तु यज्ञानुष्ठान- 
में सम्पादित की जानेवाली समस्त क्रियाओ्रोंका विधान 
भी मिलता @ 1 यजुर्वेद दो हैं, यथा-- 
(a) कृष्ण यजुर्वेद 
(at) शुक्ल यजुर्वेद 
तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्नायणी ब्राह्मण और काठक 
ब्राह्मण (दे०) कृष्ण यजुर्वेदसे सम्बन्धित हैं और वाजस- 
नेय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वदसे सम्बद्ध 
हैं। निम्नलिखित उपतिषद्‌ भी यजुर्वदसे सम्बद्ध हैं-- 
तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वतर, बृहृदारण्यक, ईश, प्रश्न, 
मुण्डक और माण्डूक्य । यजुर्वेदमें यज्ञों श्रौर कर्मकाण्डका 
प्राधान्य है । 
यज्ञश्नो, गौतमी पुत्र (१७०-२०० ई० )-उत्त रकालीन सात- 
वाहन (दे०) राजाग्रोंमें सबसे प्रतापी । उसने पश्चिमी 
अंचलवर्ती क्षत्रपोंसे सातवाहनोंकी भूमि पुनः छीन ली, 
जिसपर उन्होंने आधिपत्य जमा रखा था। उसने चाँदी, 
ale तथा सीसेके अनेक सिक्‍के प्रचलित किये, जिनमें- 
से कुछ सिक्‍कोंपर पोतका- चित्र बना हुआ था। इससे 
सूचित होता है, उसका राज्य समुद्र पारके देशों तक 
विस्तृत था । 
यदु-गणका उल्लेख Raa gat है। उत्तरकालीन 
साहित्यिक अनुश्ुतियोंके अनुसार ag लोग पश्चिमी 
भारतमें प्रमासके निकट वस गये थे। कृष्ण, जिन्हें विष्णु- 
का TANT माना जाता है यदु गणके ही थे ! 
यन्दबूकी संधि-यह्‌ १८२६ fo सम्पन्न हुई । इससे प्रथम 
बर्मा-युद्ध (दे०) की समाप्ति हुई। इस संधिके द्वारा 





384 


यम-यशोमती 


३८९ 





बमनि पंग्रेजोंकी एक 2 करोड़ रुपया हर्जाना देना स्वीकार. 


किया; अराकान और तेनासरीमके प्रान्त उन्हें सौंप दिये; 
WA, कछार और जयन्तियामें किसी प्रकारका हस्तक्षेप 
न करनेका वायदा किया; (ये क्षेत्र अन्ततोगत्वा ब्रिटिश 
शासनके अन्तर्गत चले गये ) और आबामें ब्रिटिश रेजी- 
डेण्ट रखता भी स्वीकार कर लिया । 

यम-एंक वैदिक देवता, जिसके लोकमें पितरोंकी आ्रात्माप्रों- 
का निवास मात्रा जाता है। वह जीवोंको उनके शुभा- 
शुभ HAH ATM पुरस्कार और दण्ड प्रदान करता 
है, इसीलिए वह “'धरंराज' भी कहलाता है । 

यबन-हिन्दू लेखकोंने मूलतः यह शब्द विदेशी यूनानियोंके 
लिए इस्तेमाल किया, किन्तु बादको यह शब्द मुसलमानों- 
के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे 
यह ‘ata’ शब्दसे बना है, जो आयोनियाका प्रर्याय है 
और मूलतः उसका तात्पय॑ आयोनियाके निवासियोंसे 
है । (सरकार०-पुृ० ३२१०-२७) 

यवन weal राजबंश-इसका sada ईसा-पूर्वे तीसरी 
शताब्दीमें बैक्ट्रिया (बास्त्री)के यूनानी (यवन) क्षक्षप 
डियोडोरसने किया, जो सीरिया (शाम) के यूनानी 
राजाकी ग्रधीनताको त्याग कर स्वतन्त्र राजा बन बैठा। 
यह नया वंश ईसा-पूर्व १५५ में समाप्त हो गया | इस 
वंशमें कई राजा हुए । इनमें डेमेट्रियस (लगभग २००- 
१६० ई० Go) ने उत्तर भारतका काफी बड़ा भाग ATT 
आधिपत्यमें कर लिया, जिप्तमें सम्भवतः काबुल, पंजाब 
और सिंध भी शामिल था, लेकिन डेमेट्रियसको site 
ही युक्रेटीदसते पराजित कर दिया, ated युक्रेटीदसको 
उसके Ya अपोलोडोटसने मार डाला | श्रपोलोडोटसको 
उसके भाई हेलियोक्लोज़ने मारा। इस प्रकार aaa 
बाख्त्री राजवंशका at हो गया । इस कालके लगभग 
४० विभिन्न यवन toate aah सिक्‍के पाये गये हैं। 
इससे सिद्ध होता है कि पश्चिमोत्तर भारतक्री सीमापर 
बहुतसे छोटे-छोटे यवन राज्य रहे होंगे। इन यवन 
राजाओंमें मिततान्डरका नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसने बौद्ध 
धर्म अपना लिया था। 'मिलिन्दपन्हो' नामक प्रसिद्ध बौद्ध 
ad ग्रन्थमें उल्लिखित मिलिन्द यही मिनान्‍्डर है । 

aaa बौद्ध मूर्तिकका-अहुधा मूर्तिकलाकी इस शैलीको 
‘mare शैली” कहते हैं। इस शैलीकी बौद्ध मूर्तियोंपर 
यूनानी कलाका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस 
शैलीकी बुद्धकी मूर्तियाँ यूनानी देवता अ्रपोलोसे मिलती- 
जुलती हैं। इसी प्रकार यक्ष कुबेरकी gfe यूनानी देवता 
जीयससे मिलती जुलती है। इन मूर्तियोंको जो परिधान 


पहनाया गया है, वह भी यूतानी daar और आम- 
तौरपर पारदर्शी है। सामान्यतः यूनानी देवी-देवताओंको 
भारतीय बौद्धोंकी पोशाक और ग्राकृतिमें दिखाकर बौद्ध 
नामकरण कर दिया गया है। aaa बौद्ध मूतिकला 
( गांधार शैली ) वस्तुतः यूनानी-रॉमन कला है जो 
इसकी भ्रारम्भिक शताब्दियोंमें लघु एशिया तथा रोमन 
साम्राज्यमें प्रचलित थी । द्वितीय शताब्दीमें, जबकि 
पश्चिमोत्तर भारतमें HIT राजा कनिष्क तथा हुविष्कका 
शासन था, इस गांधार शैलीकी मूर्तिकलाका बहुत 
प्रचलन था | 

यशोधरपुर--कम्बुज देश (कम्बोडिया) की प्राचीन राज- 
art । area आधुनिक नाम “अंकोरथम' है। राजा 
यशोवर्भा (८5८९-६०८ ई०) ने इसकी नींव डाली थी । 
आकारमें नगर चौकोर तथा प्रत्येक ATT दो मील लम्बा 
था। यह ३३० Ea afar से घिरा gar ate 
ऊँचे प्राकारसे पेरिवेष्टित था । यह सुन्दर इमारतों श्रौर 
मन्दिरोंसे सुसज्जित था, जिनमें १५० फुट ऊँचा बयोन 
मन्दिर सर्वाधिक सुन्दर था। यशोध रपुर अपने समयमें 
संसारके सबसे सुन्दर नगरोंमें गिना जाता था । 

यशोधरा-राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध (दे०) की पत्नी, 
जो उनके एकमात्र पुत्र राहुलकी माता बनीं। उनके 
नाम ae कच्चा, सुभव्रका, बिस्बा और गोपा भी 
मिलते हैं । 

यशोधर्मा-मालवाका राजा | Zo नेता मिहिरकुल (दे०) 
को ५२८ Got परास्त कर उसने भारतीय इतिहासमें 
अपना ख्यातिपूर्ण स्थात बनाया । मिहिरकुलको हरानेमें 
नरसिहगुप्त बालादित्य (दे०) ने सम्भवतः उसे सहायता 
पहुँचायी । उसके पूर्वजों श्रौर उत्त राधिकारियोंके विषय- 
में कुछ पता नहीं है। उसकी निश्चित शासन-भवधि 
भी ज्ञात नहीं है, किन्तु विश्वास किया जाता है कि 
उसने छठी शताब्दीके gated maa किया था । मन्द- 
सौरमें उसने दो कीरतति-स्तम्भोंकी स्थापना की और 
उनपर अंकित अ्रभिलेखोंके भ्रनुसार वह ब्रह्मपुत्रसे पश्चिमी 
समुद्रतक और हिमालयसे त्रावनकोर प्रदेशके पश्चिमी 
घाटमें स्थित महेन्द्वगिरितक सम्पूर्ण भारतपर शासन 
करता था। यशोंधर्माकी इन प्रशस्तियोंमें किये गये 
दावोंके अनुपोषणमें कोई ऐसा cada एवं पुष्ट प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है, जिसके द्वारा यह सिद्ध होता हो कि 
वह महान योद्धा और विजेता राजा था । 

यशोमती-थानेश्वरके राजा प्रभाकरवर्धन (दे०) की रानी, 
जो प्रख्यात Tare हषवर्धत (दे०) की माता थी । 


3010 


३६० 


यशोवर्मा-पादव राजवंश 





यशोवर्मा-कम्बुज (कम्बोडिया) का राजा, जिसने soe 
से Qos ई० तक शासन किया । वह बड़ा शक्तिशाली 
था । उसने यशोधरपुर (दे०) नामक प्रख्यात नगरकी 
नींव डाली । यशोवर्माके अभिलेख बहुत बड़ी संख्यामें 
प्राप्त हुए हैं। इनका मूल पाठ दो लिपियोंमें उपलब्ध 
है, एक तो कम्बुज देशकी लिपिमें, दूसरा उत्तरी भारत- 
में प्रचलित देवनागरी लिपिमें। दोनों पाठोंकी भाषा 
संस्कृत है । 

यशोवर्मा-जेजाकभुक्ति (दे०) wate आधुनिक वुन्देलखण्ड- 
का , एक चन्देल राजा। उसका शासनकाल लगभग 
दसवीं शताब्दी है | उसने प्रतिहार (दे०) से कालंजरका 
किला छीन लिया और प्रतिहार राजा देवपाल (दे०) 
को परास्त कर उससे विष्णुक्नी बहुमूल्य प्रतिमा ले 
आया, जिसकी. स्थापना उसने खजुराहो (दे०) के 
स्वनिर्मित मन्दिरमें की थी । ag सम्भवतः ६५० Sort 
स्वर्गवासी gar और ia उसका उत्तराधिकारी बना । 

यशोवर्मा-कल्तौजका एक राजा, जो आठवीं शताब्दीके 
प्रथम चतुर्थाशमें शासत करता था | ७३१ Low उसने 
एक दूतमण्डल चीन भेजा । १० वर्षके बाद कश्मीरके 
राजा ललितादित्य मुक्तापीड (दे०) ने उसका सिंहासन 
छीन लिया तथा उसका वध कर डाला । 'मालतीमाधव' 
नाटकके रचयिता प्रसिद्ध संस्कृत कवि भवभूति (दे०) 
और प्राकृत भाषाके प्रसिद्ध कवि वाक्‍पतिका वह आश्रय- 
दाता ar 

यशस्कर-कश्मी रका एक ब्राह्मण राजा । दसवीं शताब्दीमें 
ब्रा प्रणोंकी एक सभामें उसे सिंहासनारूढ़ किया गया | 
उसका शासन अल्पकालिक. रहा | 

याकूत, जलालुद्दीब-एक हब्शी गुलांम जो रजिया सुलताना 
(दे०) का कृपापात्न बन गया । उसकी पदोन्नति करके 
उसे शाही घुड़सालका प्रधान अधिकारी बना दिया। 
रजियाने उसपर श्र कृपा-दृष्टि भी की। इससे दरबार- 
के अमीर उससे ईर्ष्या करने लगे। श्रसंतुष्ट अमीरोंने 
भटिण्डाके सूबेदार श्रल्तूनियाके नेतृत्वमें बेगमके विरुद्ध 
fag कर दिया। युद्धमें याकूत परास्त हुआ तथा मारा 
गया और रजिया सुल्तानाको कैद कर लिया गया 

याकूब-कश्मीरके सुल्तान यूसुफशाह (दे०) का पुत्र व 
वारिस । वह १५८६ ई०में पिताके साथ मुगलों द्वारा 
परास्त हुआ भौर इस प्रकार राज्यसे वंचित हो गया । 
याकूब-इब्न-लंस--सिंधका प्रथम . स्वतन्त्र मुसलमान 
शासक | ५७१ ई०में GAMA इस प्रान्तका स्वामित्व 
भेंटके स्वरूप उसे प्रदान कर दिया । 


याकूब खां-अमीर शेर wat (दे०) का पुत्र और उत्तरा- 
घधिकारी । १५७६ ई०में पिताकी मृत्यूपरांत अंग्रेजोंने 
उसे भ्रफगानिस्तानका अमीर मान लिया । याकूब खाँने 
१८७६ Got Hig aa wane (Fo) की संधि 
की, जिसके द्वारा उसने अपने वैदेशिक सम्बन्ध अंग्रेज़ोंके 
परामशंसे संचालित करना स्वीकार कर लिया। अंग्रेज़ोंने 
इसके बदलेमें विदेशी ग्राक्रमणकारियोंप्ते उसकी सुरक्षा 
करने और ६ लाख रुपया वाधिक सहायता Bat वचन 
दिया। उसके देशवासियोंको इस प्रकार अपने देशकी 
स्वतन्त्रता प्रंग्रेजोंके हाथ बेच देना पसन्द नहीं आया 
और इस संन्धिके दो मास बाद ही प्रफगानोंने श्रमीर 
और उसके अंग्रेज संरक्षक, काबुलके अंग्रेज रेजीडेण्ट 
कवाग्नरीके विरुद्ध विद्रोह कर दिया भ्रौर समस्त अंग- 
रक्षकों सहित उसको मार डाला । इसके परिणामस्वरूप 
अफगानों और अंग्रेजोंके बीच तयो जंग fos गयी । 
याकूब खाँको काबुलसे खदेड़ दिया गया और उसने 
भागकर अंग्रेजोंकी शरण ली । वादमें उसे राज-बन्दीके 
रूपमें देहरादून भेजा गया, जहाँ वह १६२३ ईण्में 
मृत्युपर्यन्त रहा । (देखिये, दूसरा अ्रफगान-युद्ध ) 

याज्ञवल्क्य-एक प्रसिद्ध ऋषि । प्राचीन जनश्नुतियोंके अनु- 
सार बे मिथिलाके cata जनककी, जो अपने अध्यात्म- 
ज्ञानके लिए प्रसिद्ध थे, राजसभामें उपस्थित होकर 
उनसे ब्रह्मचर्चा किया करते थे। प्राचीन ब्रह्मवेत्ता 
ऋषियोंमें उनका स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है और 
उपनिषदोंमें भी उनका उल्लेख मिलता है । 

यादव राजवंश-का प्रवर्तन भिल्‍लम द्वारा ११६१ Soi 
हुआ । उसने देवगिरि (दौलताबाद) को अपनी राजधानी 
बनाया । भिल्लमका da सिघण इस वंशका सबसे 
प्रतापी राजा था । वह १२१० Cow सिंहासनपर बैठा । 
उसने गुजरात Ate पासपड़ोसके श्रन्य राज्योंकों जीता 
और कुछ aaah लिए यादव वंशका प्रताप चालक्योंसे 
भी बढ़ गया । किन्तु उनका यह उत्कर्ष अधिक feat: 
तक स्थिर न रह सका । १२६४ ई०में जब यादव राजा 
रामचंद्रदेव (दे०) शासन कर रहा था, सुल्तान अला- 
उद्दीन खिलजी (दे०) ने उसके राज्यपर आक्रमण कर 
दिया । उसने राजधानी देवगिरिको लूटा ate राजासे 
छः: सौ मन मोती, दो सो मन हीरे, माणिक्य, मरकत 
मणियाँ, नीलम, बहुत-सा स्वर्ण और बहुतसे हाथी 
उपहारमें प्राप्त करके उसकी जान बख्श दी । 

१३०६ ई०में अलाउद्दीनके सेनानायक मलिक 

काफूर (दे० ) के नेतृत्वमें मुसलमानोंने फिर यादव राज्य- 


34! 


यमुनाचायं-पूनाइटेड ईस्ट इंडिय। कम्पनी आफ नोदरलंण्ड 


३६१ 








पर आक्रमण किया । रामचंद्रदेवने (दे०), जो उस समय 
भी राज्य कर रहा था, सुल्तानकी अ्रधीनता स्वीकार 
करके अपने प्राणोंकी रक्षा की | वह यादव वंशका अंतिम 
स्वतंत्र शासक था । उसकी मृत्युके बाद उसके जामाता 
और उत्तराधिकारी हरपालदेवने १३१६ में facet 
सुल्तानके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, परन्तु वह परास्त 
हुआ । उत्ते जीवित पकड़कर बंदी बना लिया गया। 
सुल्तानने जीते जी उसकी खाल खिंचवा ली ओर faz 
काठ दिया । उसकी मुत्युके साथ यादव वंशका अंत हो 
गया। यादव वंशके राजा हिन्दू धर्म, संस्कृत भाषा तथा 
साहित्यके संरक्षक थे। प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार tafe 
रामचन्द्रदेवके कालमें ही हुआ । 

ग्रमुनाचार्य--दक्षिण भारतके तमिल (द्रविड़) देशमें 
sera वैष्णव संप्रदायके प्रमुख विद्वानू, जो बारहवीं 
शताब्दीमें विद्यमान वैष्णवाचार्य रामानुज (दे०) के 
उपदेशकर्त्ता माने जाते हैं । 

यास्क-निरुक्तके प्राचीन-क/लिक ख्याति-प्राप्त रचयिता। 
निरुक्तकी गणना छ; वेदांगों (दे०) में होती है। यास्क- 
का काल अनिश्चित है, किन्तु वह यशस्वी वैयाकरण 
पाणिति (दे०) का पूर्वकालिक माना जाता है | 

याहिया-विन-अहमद सरहिस्दी-दिल्ली सल्तनतका 
प्रारम्भिक मुसलमान इतिहासकार । 

यिल्दिज; ताजुद्दीन-सुल्तान इल्तुतमिश (दे०) का प्रति- 
aes | मूलतः वह GH गुलाम था। कुतबुद्दीनका देहान्त 
होनेपर बिल्दिजने . गजनीपर अधिकार कर लिया और 
अपनेको दिल्लीके तख्तका हकदार घोषित किया। १२१४ 
ई०में यिल्दिज़ने थानेश्वर तथा पंजाबको विजित कर 
लिया और इल्तुतमिशसे अपनी अधीनता स्वीकार 
करानेका प्रयत्त किया, परन्तु १२१६ ई०में तराइनके 
युद्धमें वह इल्तुतमिशसे परास्त हुआ । यिल्दिज़को act 
बनाकर बदायूँ भेज दिया गया | 

युक्रेटीदस-ब्रैक्ट्रियाका एक यूनानी सेनापति, जो १७५ ई० 
पूर्वमें वहाँका शासक बन गया । उसने डेमेट्रियसको जो 
अपनेको भारतीयोंका राजा कहता था, १६० Fo Jou 
१५६ fo पू० तक चलनेवाले लम्बे युद्धमें पराजित किया 
और अपना राज्यक्षेत्र पश्चिमी भारतके कुछ भाग तक 
प्रसारित किया | जब वह १५६ ई० पू०में भारतसे 
बैक्ट्रिया वापस जा रहा था, सम्भवतः उसके पुत्र 
झ्रपोलोडोटसने उसे रास्तेमें मार डाला । भारतमें 
युक्रेटीदसके राज्यविस्तारका ag फल' gat कि उसके 
बाद पश्चिमोत्तर भारतमें अ्रनेक छोढे-छोटे यवन राज्य 


एक 


स्थापित हो गये, जिनमेंसे एकका शासक मिनांडर 
(मिलिन्द) बहुत प्रसिद्ध हुआ । 

यूबिडिसास-बैक्ट्रियाका तृतीय राजा। 
उत्तराधिकारी डेमेट्रियसने सम्भवतः १७५३० Gow 
भारतपर हमला किया, लेकिन शुद्ध राजा पुष्यमित्र 
( लगभग १८५ Fo Jo )ने उसे eT कर दिया । 

युधिष्ठिर-पांच पाण्डव राजकुमारोंमें सबसे ज्येष्ठ, जिसकी 
कौरवोंके साथ युद्धकी कथा ही' महाभारतकी मुख्य कथा 
है। ag सत्यवादी और न्यायत्रिय था, इसीलिए उसे 
‘ads’ कहा जाता था । 

युह॒शि जाति-एक घ्रुभक्कड़ जनजाति, जो मूलतः: पश्चिमी 
चीनमें रहती थी। १७४ Fogo और १६० Fogo के 
बीच उन्हें va aad खदेड़ दिया गया और उन्होंने 
गोबी रेग्िस्तानकी ओर प्रस्थान किया। जैक्सट्रीजकी 
घाटीमें पहुँचकर उन्होंने वहांसे शकोंको मार भगाया, जो 
वहाँ अधिकार किये हुए थे । परन्तु व्‌ सुनने यूहशियोंको 
वहाँसे भी मार भगाया और वे अ्रन्ततः झ्रावससकी 
घाटी तथा बैक्ट्रिया पहुँचे। कालान्तरमें यूहशियोंने 
अपनी धुमक्कड़ीवृत्ति त्याग दी और पाँच राज्योमें 
विभक्त होकर बैक्ट्रियामें बस गये । एक शताब्दीके 
उपरान्त लगभग ४० ई०में युहशि जातिकी एक शाखा 
कुषाणोंने कुजुल कदाफिससके नेतृत्वमें युहुशि जातिकी 
अन्य शाखाओ्रोंपर भ्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया te 
उत्तरी पश्चिमी भारतपर अ्रधिकार कर लिया । उनका 
नेता भारतीय इतिहासमें कथफिश प्रथमके नामसे विख्यात 
हुआ जो कुषाण राजवंशका था। (मेकगवनं०) 

यूदेमास-एक यूनानी सेनापति जिसे सिकन्दरने पश्चिमी 
पंजाबमें यूनानी सेनाका नेतृत्व करनेके लिए 
फिलिप्योजके स्थानपर नियुक्त किया और जो ३२४ 
ई० पू०में भारतीयों द्वारा मारा गया । यूदेमास सिंधु - 
घाटीके दक्षिणी भागमें ३१७ ई० Jo तक रहा, TAT 
चन्द्र गुप्त Hat सिन्धुघाटीके उत्तरी भागसे ३२२ Fo 
godt ही यूनातियोंको मार भगाया था। युदेमास स्वदेश 
वापस लौटनेपर सिकन्दरके सेनापतियोंके बीच चलनेवाले 
qaqa Ga गया और इसके वाद भारतसे उसका 
कोई सम्बन्ध ते रहा । 

यूनाइटेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी आफ नीदरलैण्ड-हालेण्ड 
सरकारके सहयोगसे Sal द्वारा १६०२ ई०में संगठित | 
उसका प्रधान कार्यालय बटावियामें था । उसने मसाले- 
वाले द्वीपोंके साथ मसालेक्रे लाभदायक व्यापारपर अपना 
ध्यान केन्द्रित किया और भ्रंग्रेजोंकी 'जावा' और 'मलक्का' 


उसके पुत्र एवं 


42 


३६२ 


यूनाइटेड कम्पनी- यूनाती (यबन) 





द्वीपोंसे बाहर निकाल दिया । भारतमें भी १६०६ ot 
उसने भ्रपनी कोठियाँ मद्रासके उत्तर, पुलीकटमें और 
बादमें मछलीपट्टमू और सूरतमें स्थापित कीं । मसालेके 
व्यापारपर एकाधिकार डच बनाया | बंगालमें चिन्सुरामें 
बस गये और पलासीके युद्धके पश्चात्‌ बंगालमें अंग्रेजोंके 
बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभावके कारण उनसे ईर्ष्या करने 
लगे। फलत: राबर्ट क्‍्लाइवने उनपर नवम्बर १७५६ 
fo में झ्राक्रमण किया तथा विदारि (दे०) के युद्धमें 
उन्हें परास्त कर दिया । इसके पश्चात्‌ डचोंने भारतमें 
राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनेके लिए भंग्रेजोंसे कोई प्रति- 
इन्द्विता नहीं की और झ्रपना ध्यान केवल बव्यापारपर 
केन्द्रित रखा । इंग्लैण्ड और फ्रांसके बीच युद्ध प्रारम्भ 
होनेपर १७६१ ई०में इंग्लैण्ड भौर हालेण्डके बीच भी 
युद्ध घोषित कर दिया गया और भारतमें eat द्वारा 
अधिकृत समस्त क्षेत्र अंग्रेजोंके भ्रधिकारमें ar गया। 
अंग्रेजोंने १८१० ई०में जावापर भी अधिकार कर लिया | 
किन्तु १८१६ ई०में उसे डचोंको ater दिया | 

यूनाइटेड कम्पनी-ईस्ट इंडिया कम्पती' को “यूनाइटेड 
कम्पनी” नाम तब दिया गया, जब १७०८ ई०में उसकी 
प्रतिस्दद्वी 'द इंगलिश कम्पनी, ट्रेडिंग दु द ईस्ट इंडीज', 
से उसे मिला दिया गया । इसके बाद भी “यूनाइटेड 
कम्पनी ईस्ट इंडिया कम्पती' (दे०) के नामसे ही 
प्रसिद्ध रही । 

यूनानी (यबन)-भारतीय इतिहासपर इनका बहुत श्रधिक 
प्रभाव है । इस बातका निश्चित प्रमाण है कि' भारतपर 
सिकन्दरके झ्राक्रमण (ईसा पूर्व ३२७-३२६) से शता- 
feat पहले भारत और यूनानके बीच सम्पर्क स्थापित 
था। सुप्रसिद्ध यूनानी दाशेनिक पैथागोरसने, जो ईसा- 
पूर्व छठीं शताब्दीके अन्तमें वतेमात था और पुनर्ज॑न्मकें 
सिद्धान्तका प्रतिपादन करता था, निश्चय ही भारतके 
सांख्य-दर्शनसे यह सिद्धान्त लिया था। ऐसा उल्लेख 
मिलता है कि एक भारतीय faery एथेंसमें यूनानी 
दार्शनिक सुकरात (ईसा पूर्व ४६६-३६६) से मिला था 
और उससे दर्शनपर बहस की थी। अफलातून झथवा 
प्लेटो (ईसा पूर्व ४२७-३४७) भारतीय दर्शनके कर्म- 
सिद्धान्तसे परिचित था। इसी प्रकार भारतीय दर्शन 
wie इलीटिक्स तथा थेल्स द्वारा प्रतिपादित यूनानी 
दर्शनमें जो अद्भुत साम्य मिलता है उससे जाहिर है कि 
सिकन्दरके पहले भारतीय और यूनानी दार्शनिकोंके बीच 
निकट सम्पर्क हुए बिना वह नहीं घटित हो सकता । 
सिकन्दरने भारतपर अकारण श्राक्रमण करके यहाँ बहुत- 


सा रक्त बहाया, उसके साथ बहुतसे यूतानी भी' भारत 
mat । यद्यपि सिकन्दरके मरनेके साथ भारतंफर उसका 
प्रभुत्व समाप्त हो गया तथापि भारत और यूनानियोंका 
सम्पर्क जारी रहा। सेनापति सेल्यूकसने सिकन्दरके मरने- 
के बाद साम्राज्यके पूर्वी भागपर अपना आधिपत्य स्थापित 
कर लिया और ईसा पूर्व ३०५ में उसने भी भारतपर 
आक्रमण किया, लेकिन भारतीय ware चन्द्रगुप्त मौर्य 
(दे०) (ईसापू्वं ३२२-२६८) ने उसे पराजित कर 
दिया और उसकी लड़कीसे विवाह कर लिया । 

सेल्यूकसने चन्द्रगुप्तके दरबारमें मेगस्थनीज नामका 
दूत भेजा । चन्द्रग॒ुप्तके बाद बिन्दुसारने सीरियाके यूनानी 
राजा एंटियोकससे मैत्नीपूर्ण सम्बन्ध कायम किया और 
उसको va लिखकर एक यूनानी दार्शनिक भारतमें 
भेजनेके लिए अनुरोध किया । बिन्दुसारके ga अ्रशोकने 
भी सीरिया, fra, मकदूनिया और इपिरसके यूनानी 
राजाझ्रोंसे सम्पक कायम किया। इन सभी देशोंमें अशोक- 
ने बौद्ध भिक्षुओंकों भेजा और वहाँ चिकित्सालय आदि 
खुलवाये और जड़ी-बूटियोंके पेड़ लगवाये । कहा जाता 
है, इन देशोंमें बहुतसे लोगोंने बौद्ध धर्म ग्रहण कद लिया। 
भारतमें भी बहुतसे यूनाती लोग अशोककी सेवामें 
नियुक्त थे ।. उसने तुशाष्प नामक यूनानीको सौराष्ट्रका . 
क्षत्रप नियुक्त किया था। अफगानिस्तानमें, जो उन दिनों 
अशोकके साम्राज्यके अन्तर्गत था, बहुतसे यूनानी रहते 
थे। शायद इसलिए कन्दहारके निकट जो शिलालेख 
मिला है, उसे झशोकने दो भाषाओं--यूनानी और 
अरमइकमें लिखवाया था। अ्रशोकके बाद पश्चिमोत्तर 
भारतमें बहुतसे छोदे-छोटे aga राज्य स्थापित हो गये, 
जो प्रथम शताब्दी ईसवीमें कुषाण साम्राज्यकी स्थापना 
eras. वर्तमान रहे । इसी जमानेमें भारतीयों और 
यूनानियोंके वीच निकट सांस्कृतिक संबंध स्थापित gar 
और हजारों यूनानियोंने या तो बौद्ध धर्म या ब्राह्मण 
धर्म (हिन्हू धर्म) ग्रहण कर लिया । 

यूनानी राजा मिनान्डर (मिलिन्द) ने वौद्ध धमंकी 
दीक्षा ली और यूनानी राजदूत हेलियोडोरस (हलधर) 
ने वैष्णव धर्म अंगीकार किया और वासुदेवके सम्मानमें 
बेसनगरमें गरुड़स्तम्भकी स्थापना की | इसी कालमें मूरति- 
कलाकी गांधार शैलीका विकास हुआ और बुद्धकी 
असंख्य कलात्मक यू्तियोंका निर्माण हुआ, जिनपर यूनानी 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। sega: भारत और 
यूनान दोनोंने एक दूसरेको प्रभावित किया | यूनानने 
भारतसे दर्शन, धर्म, गणित atte sem विज्ञान लिये। 


यूरोपीय यात्री, आरम्भिक-यूसुफ शाह 





बदलेमें भारत यूनानसे वास्तु कला, मुद्रा-निर्माण कला, 
साहित्य तथा ज्योतिष विद्या ली । 

यूरोपीय यात्रो, आरम्भिक-उत यूनानी यात्रियोंसे भिन्‍न थे 
जो ३२७ ई०पू० में भारतपर सिकन्दरके आक्रमणके 
बाद भारत आये श्रौर जिन्होंने waar यात्रा-विवरण भी 
प्रस्तुत किया । ये लोग भ्रपनेको यूरोपीय नहीं कहते थे । 
यूरोपीय यात्रियोंमें प्रथम था वेनिस (इटली) निवासी 
मार्कोपोलो, जो १२८८ और १२६३ ई०में भारत आया 
था । इसके बाद १४२० ई०में इटालियन यात्री निकोलो 
कोन्टी विजयनपर आया at | Yo वर्ष बाद रूसी यात्री 
अकानासी निकितनने १४७० से १४७४ ई० तक बह- 
मनी रज्यकी यात्रा की । १५२२ ई०में पुतंगाली यात्री 
डोमिंगोज पायस विजयतगर श्राया। १३ वर्ष पश्चात्‌ 
दूसरा पुर्तगाली यात्वी फर्नाओो नूनिंग भी विजयनगर 
झाया | ठामस स्टेफेन्स पहला अंग्रेज था जो भारत 
आया । वह गोवा स्थित जेशुइट कालेजका tet था। 
उसने श्रपने पिताको जो पत्र लिखे, उनसे इंग्लैण्डमें 
भारतके प्रति बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई । 

तत्पश्चात्‌ १५८३ ईथ्में अंग्रेज व्यापारी फिच 

अपने दो साथियोंके साथ भारत झ्राया । वह सात वर्ष 
तक भारतमें रहा । १५६२ ई०में इंग्लैण्ड बापस जाकर 
उसने भारतका श्राँखों देखा हाल प्रकाशित किया । इससे 
इंग्लैण्डके निवासियोंमें भारतके प्रति दिलचस्पी और भी 
बढ़ गयी ॥ १५६६ fot तीसरा अंग्रेज यात्री जान 
मिडनाल अभ्रथवा मिल्डेनहाल स्थल ante भारत आया 
और सात वर्ष तक यहाँ रहा । वह अकबरके दरबारमें 
आगरा भी गया । चूँकि उस समयतक उत्तमाशा अन्तरीप 

. (द० अफ्रीका) होकर यूरोप और भारतके बीच समुद्री 
रास्तेकी जानकारी हो चुकी थी, श्रतएवं इस रास्ते 
बहुतसे यूरोपीय यात्री भारत झ्राने लगे । इन लोगोंमें 
कंप्टन विलियम हाकिन्स भी था। हाकिन्स भारतमें 
१६०८ से १६१४ Fo तक रहा। उसने भारतका रोचक 
विवरण प्रस्तुत किया है। सर टामस रो तथा पादरी 
एडवर्ड टेरी १६१५ से १६१६ fo तक भारतमें 
रहे । फ्रैकबाय बनियर तथा जीन बैप्टिस्ट टैबनियर 
भारतमें शाहजहाँ ( १७२७-६० ई० ) के शासन- 
कालमें art ale उस समयका दिलचस्प विवरण भ्रस्तुत 
किया है । 

यूले, Wass बिरल गैर-सरकारी अंग्रेज व्यापारियोमेंसे 

“ua, जो भारतकी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओंसे सहांनु- 
भूंति रखते थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका समर्थक 


RRR 


था और १८८८ fot इलाहाबादमें सम्पन्न उसके चौथे 
अधिवेशनका सभापतित्व उसीने किया था । 

यूसुफ आदिल खाँ (शाह)-बीजापुर (दे०)के आदिलशाही 
वंशका प्रवतंक। वह तुर्ककि सुल्तान मुराद द्वितीयका 
पुत्र माना जाता है। उसे सुरक्षाकी दृष्टिसे गुप्त रूपसे 
फारस लाया गया, और वहाँ दासके रूपमें बहमनी 
सुल्तान मुहम्मद शाह तृतीय (Ro) के मंत्री मुहम्मद 
vat (दे०) के हाथ बेच दिया गया। यूसुफ अपनी 
योग्यताके आधारपर अपना मार्ग प्रशस्त करके, उच्च 
पदपर पहुँच गया और बहमनी सुल्तानके द्वारा बीजापुर- 
का हाकिम बना दिया गया, जहाँ वह १४८६-६० fox 
स्वतन्त्र शासक बन बैठा और मुंत्युप्यन्त वहाँका शासन 
किया । उसकी मृत्यु १५१० ई०में हुई । उससे बीजापुर- 
के आदिलशाही वंशकी नींव पड़ी, जिसने १६८६ ई०तक 
शासन किया, अन्तिम सुल्तान सिकन्दरको ware शौरंग- 
जेबने परास्त करके बंदी बताया और अपदस्थ कर 
दिया । यूसुफ आदिलशाह वीर एवं सहिष्णु शासक था। 
sat हिन्दुओंको ऊँचे पदोंपर नियुक्त किया aa शिया 
मतका था | उसने एक मराठा स्त्रीसे विवाह किया, 
जिसका नाम बूबूजी खानम रखा गया | वह उसके पुत्र 
और उत्तराधिकारी इस्माइल शाहकी माता बनी | वह 
गोवा बन्दरगाहके महत्त्वको भली प्रकार समझता था 
और वहाँ अक्सर निवास करता था। १५१० ईन्में 
पुर्तगाली एडमिरल एल्बुकर्कने सुल्तानके स्थानीय अ्रधि- 
कारियोंकी लापरवाहीसे लाभ उठाकर बन्दरगाहपर 
कब्जा कर लिया, परन्तु यूसुफ आदिलशाहने Gs मास 
बाद उसे पुनः हस्तगत कर लिया। बह विद्वानों और 
गुणीजनोंक। संरक्षक था । ७४ वर्ष की अवस्थामें उसका 
देहावसान हुआ | 

युसुफजई कबीला-एक लड़ाक्‌ प्रकृतिका पठान sata 
इस कबीलेके लोगोंने भ्रकबरके विरुद्ध विद्रोह कर दिया 
जो दबा दिया गया । १६६७ ई०में वे फिर मुगल बाद- 
शाह औरंगजेबके विरुद्ध उठ खड़े हुए ake मुगल सूबे- 
दार भ्रमीर ast १६९७२ ई० में gait मस्जिद नामक 
स्थानपर मार डाला | बादशाहने स्वयं पेशावरमें उपस्थित 
होकर fattest कुचला, फिर भी वे क्षुब्ध बने रहे । 
ब्रिटिश शासनकालमें भी वे जब-तब विद्रोह कर बैठते थे । 

यूसुफ शाह-ऋश्मीरका मुसलमान शासक। अभ्रकबरने 
१५८६ ई०में उसके राज्यपर झ्राक्रमण करके उसे परास्त 
कर दिया, कश्मीरको मुगल साम्राज्यमें सम्मिलित कर 
लिया । 


Bay 


३९४ 


Age शाह-रघुजों द्वितीय 





यूसुफ शाह-१४७४ से १४८१ ई०तक वंगालका शासक | 
उसने शम्सुद्दीन अबुल मुजफ्फर यूसुफ शाहकी उपाधि 
धारण की थी । वह अपने पिता बर्बक शाहका उत्तरा- 
fare बना । वह सदुगुणी, धर्मंपरायण, योग्य az 
विद्वान व्यक्ति था । उसने सिलहटको विजित कर att 
राज्यमें मिला लिया । 
य्ेन-काओ-चिग अथवा येन-युइशि राजा कथ फिश द्वितीय 
_ (Re) का मूल नाम । ; 
योगदर्शन-भारतीय षडदर्शनोंमेंसे एक, जिसके प्रचारक 
पतंजलि माने जाते हैं । योगदर्शन व्यावहारिक झाचरण- 
का दर्शन है। यह चित्तवृत्तियोंक निरोधका soa 
बतलाता है, जिससे मोक्षकी प्राप्ति होती है। यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारं, धारणा, ध्यान और 
समाधि--ये योगके ie अंग हैं । योगदर्शन ईश्वरमें 
विश्वास करता है जो सवपिक्षया उत्तम अर्थात्‌ निरति- 
* शय परमणुरु, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता है। योगी अभ्यासके द्वारा 
समाधिस्थ होनेपर अनुभव करता है कि इस दृश्यमान 
जगतूसे परे भी अनेक ब्रह्मांड हैं जो cae इन्द्रियोंसे 
ग्राह्म नहीं हैं। इस प्रकार हम जिसे अलौकिक समझते 
हैं, वह योगीको सर्वथा स्वाभाविक अनुभूत होता है। 
योगी समाधिस्थ होकर परम Za (ब्रह्मानन्द) में लीन 
हो जाता है। यही कारण है कि अति प्राचीन कालसे 
:. प्राजतक योगमा्ग मुमुक्षुओंको आाकधित करता रहा हैं । 
योगव[सिष्ठ रामायण-पंस्कृतका प्रसिद्ध अ्रध्यात्म-प्रंथ | 
शाहजादा दाराशिकोह (द्वे०) ने इसका फारसी भाषामें 
- अनुवाद क्रिया था | 
योन-प्रशोंकके अभिलेखोंमें उल्लिखित एक. सीमावर्ती 
जनपद । इस जनपंदके बहुतसे लोगोंकों श्रशोकने बौद्ध 
धर्मानुयायी बनाया था । लोग मूलतः यूनानियोंके वंशज 
थे और अशोकके साम्राज्यांत्गंत होनेके कारण उसकी 
प्रजा बन गये थे। हालमें कंदहारमें अ्शोकका एक 
शिलालेख मिला है जो दो लिपियोंमें है। इससे भी इस 
बातकी पुष्टि होती हैं कि उसके साम्राज्यांतर्गंत यवन 
© (योन) लोग भी बसते थे । 
यौंधेय-गणके लोग, सम्भवतः क्षत्रिय थे । इनका उल्लेख 
समुद्रगुप्त (दे०) के प्रयाग स्तम्भलेखमें मालव, ALA 
आदि गणराज्योंके साथ हुआ है, जिन्हें समुद्रगुप्तने 
करदान तथा भ्राज्ञापालनके लिए वाध्य किया ars 
पहले ये लोग सम्भवतः सतलज की घाटीमें रहते थे 
परन्तु बादमें शूरसेन क्षेत्रतक फैल गये। (ato ato 
ला--सम एन्शियेण्ट सिड-इण्डियन क्षत्रिय ट्राइब्स) । 


यौवनश्री-पाल राजा विग्रहपाल तृतीय (दे०) की एक 
रानी । यह चेदि देशके राजवंशकी राजकुमारी थी। 


र 

रंग प्रथम-विजयनगर (दे०) के चतुर्थ आरबिदु ant 
शासक तिरुमलका पुत्र और उत्तराधिकारी | तिरुमल 
रामराजका भ्राता था, जो १५६५ ई०के तालीकोट 
(दे०)के ak are aa । इस युद्धके परिणामस्वरूप 
विजयनगर राज्यकी सीमाएँ अत्यधिक संकुचित हो गयीं 
और इसी बचे-खुचे भागपर रंग प्रथमने प्रायः १५७३ 
ई० से १५८५ fo तक राज्य किया । 

रंग द्वितोय-विजयनगर (दे०)के चतुर्थ राजवंशका अन्तिम 
शासक । उक्षने १६४२ से १६४६ ई० तक शासन किया, 
पर उन दिनों विजयनगरके शासकोंकी स्थिति सामंतोंके 
समान हो गयी थी । यद्यपि उसके १६८४ fo तकके 
अभिलेख प्राप्त हैं तथापि इनसे उसके शासनकालकी 
राजनीतिक घटनाग्रोंकी कोई जातकारी नहीं मिलती । 

रघुजी भोंसला-तागपुरके भोंसला शासकोंमें प्रथम | जन्म एक 
मराठा ब्राह्मण परिवारमें। वैवाहिक सम्बन्धसे वह राजा- 
शाहूका सम्बन्धी भी था। ag पेशवा बाजीराव प्रथम 
(दे०) के प्रतिद्वन्दी दलका नेता था। पेशवाने उसे ATT 
प्रान्तमें मराठा शक्ति संघटित करनेका पूर्ण अ्रधिकार दे 
रखा था । 

रघुजी महान्‌ योद्धा और बाजीराव प्रथम द्वारा 

संगठित मराठा संघका महत्त्ववूर्ण सदस्य था। उसने 
भारतके पूर्वीय क्षेत्रवर्ती उड़ीसा और बंगाल तकके भू- 
भागोंकों श्रपने झ्राक्रमणोंसे झतंकित कर दिया और 
बंगालके नवाब अलीवर्दी खाँ (दे०)से उड़ीसापर मराठों- 
का अधिकार संधि द्वारा मनवा लिया । उसके वंशजोंने 
तागपुरको राजधानी बताकर बरार प्रान्तपर १८५३ 
ई० तक राज्य किया और उसी वर्ष लाई डलहौजी (Zo ) 
ने पुत्रहीन रघुजी तृतीयकी मृत्युके उपरान्त बरारको 
ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यमें मिला लिया । 

रघुजी द्वितीय-रघुजी भोंसला (प्रथम)का पोत्न, जिसने 
१७८८ ई०से १५१६ ई०तक राज्य किया । वह द्वितीय 
मराठा-युद्ध (दे०)में भी सम्मिलित था, किन्तु श्रसई 
(अगस्त १८०३ ) ate आर गाँव (नवम्बर १५०३) के 
युद्वोंम पराजित होनेके कारण दिसम्बर १५०३ ई०में TT 


रघुजी भोंसला, ततीय-रघुनाथराव (उपनाम. Tatar) 


अंग्रेजोंते अलग संधि करनी पड़ी, जो देवगाँवकी संधिके 
नामसे विख्यात है 1 संधिकी शर्तोके प्रनुसार उसे भारत- 
के पूर्वी समुद्रतटके कटक और बालासोर जिले तथा 
मध्य भारतमें वारधा ads पश्चिमका अपने राज्यका 
समस्त wate waa दे देना पड़ा । यद्यपि उन्होंने 
अंग्रेजोंके साथ विधिवत्‌ सहायक संधि नहीं की, तथापि 
अपने तथा निजाम और पेशवाके बीच होतेवाले विवादों- 
में अंग्रेजोंकी मध्यस्थता स्वीकार कर ली। साथ ही 
अंग्रेजोंकी पूर्व श्रनुमतिके बिना किसी यूरोपीयको अपने 
यहाँ नौकर न रखने प्रौर नागपुरमें अंग्रेज रेजीडेण्ट 
waaay शर्तोंको भी स्वीकार कर लिया । आगे चलकर 
पेंढारियोंने उसके राज्यमें काफी लूटमार की और तबाही 
Hartt । १८१६ SoH तृतीय मराठान्युद्ध (Zo) प्रारंभ 
होनेके पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात्‌ 
saat भ्रयोग्य Ga परसोजी भोंसला (Fo) नागपुरका 
शासक बना । 
रघुजी भोंसला, तुतीय (१८१८-५३ )-एक दुर्बल .शासक, 
जिसे अंग्रेजोंने नागपुरके सिहासनपर अपनी स्वार्थ- 
सिद्धिके लिए ardta किया saat कमजोरीका लाभ 
उठाकर अंग्रेजोंने, भोंसला राज्यके नर्मदा नदीके उत्तर- 
स्थित समस्त भू-भागपर अपना भश्रधिकार कर लिया । 


१६४३ ot उसकी निस्संतान मृत्यु हुई और गोद प्रथा- . 


के अन्तकी नीतिके भ्रनुसार लार्ड डलहौजीने उसके शेष 
राज्यको भी ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यमें मिला लिया। 

रघुनन्दन (ead भट्टाचार्य )-प्रख्यात धर्मशास्त्रकार | जन्म 
सोलह॒वीं शताब्दीमें बंगालके नवद्वीप (नदिया) नामक 
स्थानपर | वे चंतन्यदेव (Fo) के समकालीन थे । 
पिताका नाम हरिहर भक्नचार्य था। उन्होंने नव्य स्मृति 
और 'अरष्टाविशति aca’ नामक प्रसिद्ध ग्रंथोंकी रचना 
की, जिनका dara हिन्दुओंके सामाजिक तथा धार्मिक 
जीवनपर गंभीर प्रभाव पड़ा। भ्रपने स्मृति-सम्बन्धी 
ame ज्ञानके कारण वे ead भद्ाचायंके नामसे भी 
विख्यात हैं । 

रघुनाथराब (उपनाप्त राघोबा)-द्वितीय पेशवा बाजीराव 
प्रथम (दे०)का द्वितीय पुत्र, जो कुशल सेना-तायक 
था। अपने बड़े भाई बालाजी बाजीराब (दे०)के पेशवा 
कालमें उसने होल्करके सहयोगसे उत्तरी भारतमें बृहत्‌ 
सैनिक अभियान चलाया.। १७५८ SoH उसने अ्रहमद- 
शाह अब्दाली (दे०)के ga तैमूरशाह (Fo) को परा- 
faa कर सरहिन्दपंर अधिकार कर लिया तथा पंजाव- 
तर अधिकार करके मराठों ( हिन्दुओं ) की सत्ता अटक 


३६५ 


तक संस्थापित कर दी, किन्तु राजनीतिक तथा afar 
दृष्टियोंस उक्त उपलब्धियाँ लाभकर सिद्ध न get 
तेमूरशाहको पंजाबसे खदेड़नेके कारण उसके पिता 
अहमदशाह अब्दालीने १७८६ ई० में भारतपर आक्रमण 
करके पंजाबमें मराठा शक्तिका उन्मूलन कर दिया। 
उपरांत १७६१० में पानीपतके तृतीय बुद्ध (दे०) में 
मराठोंको गहरी पराजब दी । इस युद्धमें भीषण नरसंहार 
हुआ, पर रघुनाथ राव किसी प्रकार बच निकला | 
रघुनाथ राव अत्यधिक महत्त्वाक्रांक्षी था। बड़े भाई 
वालाजी बाजीरावकी मृत्युके उपरान्त उसके पुत्र (और 
अपने भतीजे ) माधव राव (दे०) के पेशवा बननेपर 
ag क्षुब्ध हो गया, किन्तु नवबुवक पेशवा (माधवराव) 
योग्य एवं age निकला । उसने रघुनाथ रावकी समस्त 
चालोंको विफल कर दिया। किन्तु १७७२ Sow माधव- 
रावकी सहसो 'मृत्यु हो जानेके उपरान्त जब उम्दा 
छोटा भाई नारायण राव (Fo). Amar हुआ तो रघुनाथ 
राव अपनी' महत्त्वकांक्षाकों अंकुशमें न रख सका । उसने 
१७७३ ई०में Gada करके नवयुवक पेशवाकों अपनी 





आँखोंके सामने ही wear डाली । मुत्युके समय नारायण 


रावका कोई पुत्न न था। अतएवं रघुनाथ राव पेशवा 
Taal अकेला दावेदार रह गया और १७७३ Fo उस 
amar घोषित भी कर दिया गया | 

frag नाना फडनवीक्षके नेतृत्वमें मराठोंके एक शक्ति- 
शाली दलने पूमामें उत्तके पदासीन होनेका सब॒ल विरोध 
किथा । इस दलको नारायण रावके मरणोपरान्त १७७४ 
ई०में एक Ga उत्पन्न होनेसे. और भी अधिक सहारा 
मिला | रघुनाथ रावके विरोधियोंने अ्विलम्ब नवजात 
शिशु माधवराव नारायणको पेशवा घोषित कर दिया । 
उन्होंने एक संरक्षक समिति बना ली तथा बालक पेशवा- 
के नामपर समस्त मराठा राज्यका शासन सँभाल 
लिया । इस प्रक्रार रघुताथ राव अब अकेला पड़ गया 
और उसे महाराष्ट्रसे निकाल दिया गया । अपनी महत्त्वा- 
कॉक्षाओंपर पानी /फिर जानेसे रघुनाथ रावकी समस्त 
देशभक्ति कुण्ठितं हो गयी और उसने बम्वई जाकर 
अंग्रेजोंसे सहायताकी याचना की तथा १३७५ ईश्में 
उनसे संधि भी कर ली, .जो सूरतकी संधिके नामसे 
विख्यात है। संधिके अन्तर्गत अंग्रेजोंने रघुनाथ रावकी 
सहायताके लिए २५०० सैनिक देनेका वचन दिया, TT 
इनका समस्त व्यय-भार TAA रावकों ही वहन करना 
at) इंसके बदलेमें wearer रावने साष्टी और बसई 
तंथा भड़ौच और सूरत जिलोंकी भ्रायका कुछ भाग 


296 


३९६ 


रजिया, सुल्ताना-रणजीत सिह, महाराज 





प्रंग्रेजोंकी देता स्वीकार किया। साथ ही उसने ईस्ट 
इंडिया कम्पनीके शत्श्रोत्ति किसी प्रकारकी संधि न करने 
तथा पूना सरक्रारसे संधि या समझौता करते समय 
अंग्रेजोंकी भी भागी बनानेका वचन दिया । 
सन्धिके फलस्वरूप बम्बईके अंग्रेजोंने रघुनाथ राव- 
का पक्ष लिया और प्रथम मराठा-युद्ध प्रारंभ हो गया। 
यह युद्ध १७७५ ई०से १७८३ ई० तक चलता रहा 
और इसकी समाप्ति साल्बाईकी संधिसे हुई। अपनी 
देशद्रोहिता एवं घृणित स्वार्थपरताके परिणामस्वरूप 
रघुनाथ रावको केवल पेंशन ही प्राप्त हुई, जिसका उप- 
भोग वह अपने एकांकी जीवनमें मृत्युपर्यन्‍्त करता रहा । 
रज्षिया, सुल्ताना-भारतीय इतिहासमें एकमात्र महिला है, 
जिसे facts सिहासनपर बैठनेका अवसर मिला। 
ag दिल्‍लीके सुल्तान इल्तुतमिशकी gat थी। अपनी 
eh पूर्व ही इल्तुतमिशने रजियाको उत्तरा- 
घिकारी चुना था। किन्तु दिल्‍ली दरबारके सरदार 
और उमरा प्रपने ऊपर feet etter शासन करना 
उचित नहीं समझते थे, श्रतएवं उन्होंने मई १२३६ ई०- 
में सुल्तान की मृत्यु होते ही रजियाके बड़े भाई रुकनुद्दीन- 
को शासक नियुक्त किया। किन्तु रुकनुद्दीत श्रयोग्य 
सिद्ध हुआ । waa: सिहासनासीन होनेके कुछ ही महीने 
उपरान्त उसे गद्दीसे उतार कर मार डाला गया और 
रजिया को सिंहासनासीन किया गया | उसने चार वर्षो 
तक ( १२३६-४० ई० ) राज्य किया। रजिया राज्यके 
कार्यो और युद्धोंमें सक्रिय भाग लेती थी ag जनताके 
सम्मुक्ष हाथीपर सवार होकर निकलती थी। उसने 
हिन्दू और मुसलमान विद्रोहियोंके विरुद्ध स्वयं सैन्‍्य- 
संचालन किया और अपनी योग्यता एवं चतुरतासे 
सिन्धसे बंगाल तक विस्तृत दिल्ली सल्तनतकों अक्षुण्ण 
रखा । 
किन्तु उसके सरदारोंकों स्त्रीके शासनमें रहना 
रुचिकर न लगा। उधर रजियाने याकूत नामक एक 
हब्शी गुलामको अपना भत्यधिक विश्वासपात्न बना लिया 
था । इसी बहाने सरदारोंने सिधके सूबेदार अल्तूनियाके 
नेतृत्वमें रजियाके विरुद्ध विद्रोह कर fear) विद्रोहियोंने 
उसे wee उतार दिया, किन्तु रजियाने चतुराईकी 
चाल चलकर अल्तूनियासे विवाह करके अपनी स्थिति 
सुधारने का प्रयास किथा। विद्रोही सरदार इससे भी 
संतुष्ट न हुए । उन्होंने १२४० ई०में रजिया श्रौर उसके 
पति भ्रल्तुनियाको युद्धमें परास्त कर मार डाला । 
रणजीत सिंह, महाराज ( १७८०-१५३९ )-पंजाबके 


सिख राज्यका संस्थापक । उसका पिता महासिह 
सुकर चकिया. मिसलका मुखिया था। रणजीतसिंहकी 
केवल १२ वर्षकी उम्रमें ही उसके पिताका देहान्त हो 
गया और बाल्यावस्थामें ही aa सिख मिस्॒लोंके एक 
छोटेसे समूहका सरदार बनाया गया। आरारम्भमें उसक्रा 
शासन केवल एक छोटेसे भू-खंडपर था और सैन्म्बल 
भी सीमित था। १७६३ ई०से १७६८ ई०के बीच 
अ्रफगान शासक जमानशाहके निरंतर झ्राक्रमणोंके फल- 
स्वरूप पंजाबमें godt श्रराजकता फैल गयी कि उन्‍्तीस 
वर्षीय रणजीत fagt १७६६ ई०के जुलाई मासमें 
छाहौरपर अधिकार कर लिया और जमान शाहने 
परिस्थितिवश उसको वहांका उपशासक स्वीकार करते 
हुए राजाकी उपाधि प्रदान की । इसके उपरांत रणजीत 
fagat बराबर सैनिक एवं सामरिक सफलताएँ मिलती 
गयीं और उसने भ्रफगानोंकी नाममात्नकी अ्रधीतता भी 
अस्वीकार कर दी तथा सतलज पारकी सभी सिख 
मिसलोंकों aot अधीन कर लिया। उसने श्रमृतसर- 
पर अभ्रधिकार करके वहाँकी जमजमाँ नामक प्रसिद्ध 
तोपपर भी अधिकार कर लिया और जम्मूके शासककों 
अपनी अधीनता स्वीकार करनेको विवश किया । 

१८०४ ई०में जब BIS लेक यशवन्तराव होल्करका 
पीछा कर रहे थे, होल्कर भागकर पंजाबमें घुस आया | 
किन्तु रणजीत सिहने इस खतरेका निवारण बड़ी 
दूरदर्शिता ate राजनीतिशतासे किया । उसने प्रंग्रे जोंके 
साथ afer कर ली, जिसके श्रनुसार पंजाब होल्करके 
प्रभाव-क्षेत्रसे मुक्त माना गया और अंग्रेजोंने सतलज 
नदीके उत्तर पंजाबके समस्त भू-भागपर रणजीत सिंहकी 
प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। उन दिनों सतलजके इस पार- 
की छोटी-छोटी faa रियाप्ततोंमें परस्पर झगड़े होते 
रहते थे और उनमेंसे कुछने रणजीत सिंहसे सहायताकी 
याचना भी की । रणजीत सिंह भी इन समस्त सिख 
रियासतोंको sat नेतृत्वमें संघवद्ध करता चाहता था । 
इस कारण उसने इन क्षेत्रोंमें कई सैनिक अभियान किये 
और १८०७ ई० में लुधियादापर अधिकार कर लिया । 
उसका इस रीतिसे सतलजके इस पारकी कुछ छोटी- 
छोटी सिख रियासतों ot सत्ताविस्तार अंग्रेजोंको रचिकर 
न हुआ । उस समय तक Maser राज्य-विस्तार 
दिल्‍ली तक हो चुका था। उन्होंने सर चाल्स मेटकाफके 
नेतुत्वमें एक दूत-मंडल और उसके पीछें-पीछे डेविड 
आ्राक्टरलोनीके नेतृत्वमें अंग्रेजी Bar रणजीत सिंहके 
राज्यमें भेजी । इस बार भी रणजीत सिंहने राजनीतिक 


Za4 


रणजीतसिह, महाराज-रमण, सर चब्द्रशखर व्यंकट 

सूझ-बूझका परिचय दिया और अंग्रेजों से १८०६ Fo FH 
चिरस्थायी Hat dfs कर ली, जो अ्रमृततरकी संधिके 
नामसे fren है। इसके अ्रनुसार उसने लुधियानापर- 
से अधिकार हटा faa और अपने राज्यक्षेत्रका सतलज 
नदीके उत्तर और पश्चिम ca ही सीमित रखना 
स्त्रीकार किया | साथ ही उसने सतलज को  दक्षिणवर्ती 
रियासतोंके झगड़ोंमें हस्तक्षेप न करनेका वचन दिया । 
परिणामस्वरूप ये सभी रियासतें अंग्रेजोंके संरक्षणमें 
आ गयीं । 

रणजीत fagt aa दूसरी feat विजय यात्राएँ 
ग्रारम्भ करते हुए १८११ ई० में काँगड़ा तथा १८१३ ई०- 
में अटकपर aires कर लिया और श्रफगानिस्तानके 
भगोड़े शासक शाहशुजाको शरण दी। शाहशुजासे हो 
१८१४ fo में उसने प्रसिद्ध कोहेनूर हीरा प्राप्त किया 
था । उपरान्त १८१८ ई० में उसने TMA आर १८१९ 
ई०में काश्मीरको जीतकर १८२३ ई०में पेशावरको अपनी 
अधीनता स्वीकार करनेपर बाध्य किया और १८३४ ई० 
में पेशावरके किलेपर भी अ्रधिकार कर लिया । उसकी 
दृष्टि सिन्धपर भी लगी थी परन्तु इस दिशामें अंग्रेज 
पहलेसे घात लगाये हुए थे, क्योंकि वे रणजीत सिंह की 

” बिस्तारवादी नींतिसे सशंकित थे । 

रणजीत सिंह यथार्थवादी राजनीतिज्ञ था, जिसे संभव 
और अभ्रसंभव को भली परख थी। इसी कारण उसने 
१८३१ ई० में अंग्रेजोंसे पुनः संधि की, जिसमें चिरस्थायों 
मैत्नीसंधिकोी शर्तोकों gear गया । इस प्रकार रणजीत 
feat न तो अंग्रेजोंस कभी कोई युद्ध किया और न उनकी 
सेनाश्रोंको किसो भी बहानेसे अपने राज्यके अन्दर घुसने 
दिया । ५६ वर्षकी उम्रमें १८३६ fo में अपनों 
मृत्युके समथ तक उसने एक ऐसे सुगठित सिख राज्यका 
निर्माण: कर दिया था, जो पेशावरसे सतलज तक और 
कश्मीरसे सिन्ध तक विस्तृत at किन्तु इस विस्तृत 
साम्राज्यमें वह कोई मजबूत शासव-व्यवस्था प्रचलित न 
कर सका और a खिखोंमें बैसो राष्ट्रीय भावनाका 
संचार कर सका, जैसी शिवाजीन agrees seer 
कर दी थी। Baa: उसकी मृत्युके केबल १० वर्ष 
उपरान्त ही यह साम्राज्य ace हो गया। फिर भो 
यह स्वीकार करना होगा कि अफगानों, अंग्रेजों तथा 
अपने कुछ सहृरर्मी सिख सरदारोंके विरोधके बावजूद 
रणजीत सिंहने जो महान सफलताएं प्राप्त की, उनके 
झराधारपर उसकी गणना-उत्नीसवीं शताब्दीके भारतीय 
इतिहासकी महान विभूतियोंमें की जानी चाहिए । 





३६७ 





रफ़ी उद्दाराजात-सातवें मुगल TH, बहादुरणाह (20) 
( शाह arr sam) का ota तथा शाहजादा 
रफीउश्शान का पुत्र, जो मुगल वंशका दसवाँ 
बादशाह था । १७१६ ई० में सैयद बन्धुओंने (दे०) ने 
फरुंखशियर (दे०) की हत्या करके रफी उद्दाराजातको 
बादशाह बताया किन्तु कुछ हो महीनों के उपरान्त daz 
arate उसे भी गद्दीसे उतार कर उसकी हत्या कर दी। 

रफ़ीउद्दौ्ा-सैयद बन्धुओओने इसके छोटे भाई रफी उद्दारा- 
जातके उपरान्त १७१६ ई०में इसे दिल्‍लीके सिहासनपर 
आसीन किया । यह ग्यारहवाँ मुगल बादशाह था। 
अपने भाईकी भाँति यह भी सैयद taste हाथोंकी 
कठपुतली था और सिंहासनासीन होनेके थोड़े ही दिनोंके 





5 उपरान्त उन्होंने इसे गद्दीसे उतार दिया | 


AN, सर चन्द्रशेखर व्यंकट-पअन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त 
वेज्ञानिक 1 इनकी गणना भौतिकी शास्त्रके मूर्धन्य विद्वानों- 
में की जाती है। आधुनिक युगमें sto रमणने समस्त 
विश्वमें भारतीय विद्वानों तथा अ्वेषकोंकी प्रतिष्ठामें 
वृद्धि की है। १८८८ SoH दक्षिण भारतमें जन्म लेकर 
उन्होंने १६०७ FoF १६१७ Fo तक भारतीय वित्त: 
विभागमें कार्य किया। उनकी प्रतिभा छिपी व रह 
सकी । सर आशुत्तोंष मुखजी महोदयका ध्यान इनकी 
We गया Wit वे इन्हें १६९१७ ई०में fae क्षेत्रमें 
खींच लाये । मुखर्जी महोदयने उतको कलकत्ता विश्व- 
विद्यालयके भौतिकी विभागमें 'पालित प्राध्यापक'के पद- 
पर प्रतिष्ठित किया और वहीं कार्य करते हुए १६२८ 
ई में उन्होंने प्रकाश-किरणोंकी सूक्ष्म रचनाके सम्बन्धर्मे 
महत्त्वपूर्ण वैज्ञातिक अनुसंधान किया, जिसे उन्हींके नाम 
पर “रमन्स इम्पेक्ट' की संज्ञा दी गयी । 

१६३० Sot उन्हें रायल एशियाटिक सोसाइटीका 
सदस्य मनोनीत होनेका गौरव प्राप्त हुआ और उसी 
वर्ष उन्हें भौतिकीमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ । वर्षो 
तक वे कलकत्ता स्थित वैज्ञानिक प्रगति संस्थातके अध्यक्ष 
रहे और कलकत्ता विश्वविद्यालयसे अ्रवकाश ग्रहण कर 
लेनेके उपरान्त बंगलोरमें स्थित विज्ञान संस्थान 
(इंस्टीट्यूट श्राफ साइंस) के निदेशक रहे । 

बंगलोरमें ही उन्होंने रमण अ्रनुसंधान केन्द्र स्थापित 
किया । यूरोप और अमेरिकाके कई विश्वविद्यालयोंमें 
विशिष्ट eq आमंत्रित व्याख्यानदाता भी होते 
रहे । १६३० ई०में रायल सोसाइटीने उन्हें मेटेल्काइ 
पदक! प्रदाव किया और १६४१ for अ्रमेरिकाके 
फ्रैकलिन इन्स्टीट्यूट द्वारा 'फ्रैकलिन पदक' प्रदान किया 


2०६ 


रमेशचन्द्र दत्त-राजगोंपालाचारी, चक्रवर्ती 





wart १६५८ ई०प्रें उन्हें सोवियत रूस द्वारा लिनिन 
पुरस्कार' श्राप्त हुआ । अंग्रेजोंके शासन-कालमें जब 
भारतीयोंको भ्रनुसंधानके क्षेत्रमें पर्याप्त साधन उपलब्ध 
न थे, श्रीरमणने अ्रपनी वैज्ञानिक उपलब्धियोंसे देशका 
गौरव बढ़ाया और सिद्ध किया कि भारतीय भी विश्वके 
वैज्ञानिक क्षेत्रमें अपना महत्त्वपूर्ण योग दे सकते हैं । 

रमेशचन्द्र दत्त-जन्म १८४८ ई०, कलकत्ता, रामबागानके 
दत्त परिवारमें । इन्होंने इंडियन सिविल सविसके भार- 
तीयकरणका एवं समाज-सुधार तथा राष्ट्रवादके विकासमें 
महत्त्वपूर्ण योगदान किया। सुरेन्द्रनाथ. बनर्जी तथा 
बिहारीलाल गुप्तके साथ लंदन में उन्होंने भांरतीय सिविल 
संबिसकी परीक्षा १८६६ fo में पास की । इसके दो वर्ष 
पश्चात्‌ वें सिविल सर्विसमें आये । भारतीय होनेके नाते 
उन्हें बहुत दिन तक तरबकी नहीं दी गयी। अ्रन्तमें १८६४ 
ई० में उन्हें उड़ीसाके एक डिवीजनकां कमिश्नर नियुक्त 
किया गया । तीन वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण कर वे 
गायकवाड़ asters दीवान नियुक्त हो गये। उन्होंने 
रियासतके प्रशासनको उदार बनाने तथा उसके आ्राधुनिकी- 
करणके लिए wae महत्त्वपूर्ण कदम उठाये। उन्होंने 
राष्ट्रीय झ्रान्दोलनमें भी भाग लिया और लखनऊमें १८६६ 
ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी अध्यक्षता की | 

वे उच्च कोटिके विद्वान्‌ं और लेखक थे। उन्होंने 

प्राचीन भारतीय सभ्यता' नामक पुस्तक अंग्रेजीमें लिखी 
जो अपने erat पहली रचना थी। इन्होंने ब्रिटिश 
भारतका आथिक इतिहास” (१७५७-१६०० ई०) दो 
खण्डोंमें लिखा, जिसमें बताया गया है कि अंग्रेजोंने १५० 
agit aan किस प्रकार शोषण किया। इन्होंने 
रामायण और महाभा रतका भी अनुवाद अंग्रेजीमें किया, 
ऋग्वेदका अनुवाद बंगला भाषामें किया । इसके अलावा 
देशमें राष्ट्रवादी भावनाका प्रसार करनेके लिए बंगला 
भाषामें wae उपन्यास लिखे, जिनमें “जीवन प्रभात! 
“राजपूत जीवन संध्या', ‘ae विजेता”, माधवी ano 
और Fae प्रमुख है। ( (To दत्त कृत लाइफ आफ 
रमेशचन्द्र दत्त ) । 

रहमतअली चोधरी-एक सुशिक्षित भारतीय मुसलमान, 
जिसने सर्वप्रथम १६३३ ई०में कैम्ब्रिजमें 'पाकिस्तान' 
शब्दकी रंचना की । पाकिस्तानका विचार कवि इकबाल- 
की उस विचारधाराका परिवरद्धित रूप था, जिसमें उन्होंने 
मुसलिम-बहुल प्रान्तोंके एक संघकी कल्पना की थी । 
इन प्रान्तोंमें उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रदेश, बलूचिस्तान, 

-सिस्ध. पंजाब और कश्मीर झाते थे। भागे चलकर 





मुहम्मद अली जिन्‍नाने इसी विचारधाराको अ्रपताया 
और १६४७ ई०में पाकिस्तानके carat चरितार्थ 
कर दिया । 

राक्षस-विशाख दत्तके 'मुद्राराक्षस' ( दे० ) नामक संस्कृत 
नांटकके झनुसार तनन्‍्दवंशके अन्तिम शासकका मंत्री AT 
जातिका ब्राह्मण । ननन्‍्दोंका नाश करके चदन्द्रगुप्त मौर्य 
(दे०) ने att वंशक्री नींव डाली और नाटकके अनुसार 
waa के सहायक चाणक्य (कौटिल्य) ने राक्षसको 
उसका मंत्री बननेपर विवश किया । 

राक्षत-इस जातिका उल्लेख संस्कृत साहित्यमें अनेकशः 
amar है। रामायणके अनुसार वे लंकाके निवासी थे 
और रावण (दे०) उनका राजा था। उनकी सभ्यता 
विशेष विकसित थी, जैसा कि रामायणमें उनकी राज- 
धानी लंकाके वर्णनप्ते स्पष्ट है । 

राघोबा-देखिये, 'रघुनाथ राव' | 

राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती-इस ख्यातिलब्ध भारतीय 
राजनोतिज्लका जन्म दक्षिण भारतमें १८७६ FoF 
हुआ | १६०० Lot इन्होंने वकालत प्रारम्भ की TVG 
शीघ्र ही छोड़ दी । महात्मा गांधीके सम्पर्कमें आकर 
राजगोपालाचारी उनके अनुयायी बन गये और उपरान्त 
उनकी पुत्नीका विवाह महात्मा गांधीके पुत्र ' देवदाससे 
होनेके कारण दोनों परिवारोंमें वैवाहिक सम्बन्ध भो हो 
war वे असहयोग श्रान्दोलनमें भाग लेकर कई बार 
जेल-यात्नी हुए तथा १९२१-२२ ई०में भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसके महामंत्री और कार्यकारिणी समितिके सदस्य 
बने । उन्होंने सुभाषचन्द्र बोसके लगातार दूसरी बार 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष चुने जानेका विरोध 
किया । १६९३७ ई०से १६३६ Fo और पुनः १६४२ Fo 
से १६५४ ई०तक वे मद्रास प्रान्तके मुख्य मंत्री रहे । 
Risa देशकी स्वतन्त्रता प्राप्तिके लिए उन्होंने पाकि- 
स्तानके निर्माणका समर्थन किया । 

१६४६-४७ ई०की अन्तरिम सरकारमें वे केन्द्रीय 
मंत्री और १६४७-४८ ई०में पश्चिम बंगालके प्रथम 
भारतीय राज्यपाल हुए । १६४८ से १६५० ई०्तक 
भारतवषंके प्रथम- भारतीय गवर्नेर-जनरल होनेका श्रेय 
भी उन्हें प्राप्त हुआ । भारतीय गणतंत्रके नये संविधान- 
के लागू होनेपर १६५०-५१ Lots गृहमंत्री भी रहे । 
उपरांत वे नेहरू मंत्रिमंडलके सदस्य नहीं रहे तथा 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेससे भी दूर होते गये। १६५६ ई० 
में स्वतंत्र पार्टीकी स्थापनामें saa प्रमुख हाथ रहा। 
राजगोपालाचारी केवल _ चतुर राजनीतिज्ञ भौर कुशल 


* 


mgt) 
3 i 


राजगृह-राज्यूत 

वक्ता ही नहीं, afta अच्छे लेखक भी थे । १६७२ Fo 
में उनकी मृत्यु हो गयी | 

राजगृह-बिहारमें पटना जिलेके Maia आ्राधुनिक 
राजगीर नामक छोटेसे नगरका प्राचीन नाम | इसका 
निर्माण राजा बिम्बिसार (ई०प० छठीं शताब्दी) (दे०) 
तथा उसके पुत्र भ्रजातशत्तु (Fo) ने कराया था । बुद्ध- 
के महानिर्वाणके कुछ ही महीनों उपरान्त यहींपर प्रथम 
बौद्ध संगीति (दे०) हुई थी। श्राजकल यह स्थान गरम- 
जलके स्रोतोंके कारण अधिक प्रसिद्ध है। इस नगरके 
समीप ही पौराणिक शासक जरासन्धकी राजधानीके 

| ध्वंसावशेष उपलब्ध हुए हैं । 

रॉजतरंगिणी-इस सुप्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथकी रचना कश्मी रके 
विख्यात विद्वान्‌ कल्हण (दे०) ने की, जो बारहवीं 
शताब्दीमें हुआ था । इस ग्रंथमें प्रति प्राचीनकालसे चले 
आ रहे कश्मीरके ussite पद्यबद्ध इंतिहास है। 
यद्यपि राजतरंगिणीमें वरणितं इतिहास भागमें परम्परागत 
जनश्रुतियों तथा अलौकिक घटनांश्रोंका ager 2, पर 
जैसे-जैसे Tee अपने युगके निकट आते गये, वैसे ही 
वैसे उनका वर्णन विश्वसनीय होता गया है । बारहवीं 
शताब्दीकी स्थानीय घटनाओंके वर्णनकी ऐतिहासिक 
यथार्थता . at wa सभी विद्वानोंकों मान्य है। समस्त 
संस्कृत साहित्यमें राजतरंमिणी सदुश ऐतिहासिक दृष्टिसे 
VAT TAT ea ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं । 

राजन्य-प्राचीन कालमें इस शब्दका प्रयोग क्षत्रियों और 
राजपुत्रोंक लिए होता था। ware अ्रशोकके अभिल्लेखों- 
में भी राजन्य शब्दका प्रयोग हुआ है । 

राजपूत-सातवीं शताब्दीमें सम्राट्‌ ह्षवर्धनकी मृत्युसे 
लेकर १२वीं TATA TTT मुसलमानोंकी भारत- 
विजयत॒कके लगभग Yoo वर्षोके कालमें भारतवर्षके 
इतिहासमें राजपूतोंने सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी 
है। यह शब्द राजपुत्रका अ्रपभ्रंश है। पश्चात्कालीन 
ग्रंथोंमें राजपूतोंकी ३६ शाखाओ्रोंका उल्लेख मिलता है, 
जिममेंसे गुर्जर-प्रतीहार (परिहार), चौहान (चाहमान), 
सोलंकी (चालुक्य), परमार, चन्देल, तोमर, कलचुरि, 
गहड़वाल (गाहडवाल, गहरवार या राठौर), राष्ट्रकूट 
श्रौर गुहिलोत (सिसोदिया) सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। 
वीरता, उदारता, स्वातंत्रय-प्रेम, देशभक्ति जैसे सद्गुणोंके 
साथ उनमें मिथ्या कुलाभिमान तथा एकताबद्ध होकर 
कार्य करनेकी क्षमताके अ्रभावके दुर्गुण भी थे। मुसल- 
'मानोंके आक्रमणके समय राजपूत हिन्दू ad, संस्कृति 
AT TTA रक्षक बतकर सामने TA रहे । 


३६६ 
राजपूतोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें किचित्‌ विवाद है 
ओर यह इस कारण और भी जटिल हो गया है कि 
प्रारम्भमें राजन्य वर्ग और युद्धोपजीबवी लोगोंको क्षत्रिय 
कहा जाता था AT राजपूत (राजपुत्र) शब्दका प्रयोग 
सातवीं शताब्दीके उपरान्त ही प्रचलित हुआ । जन- 
श्रुतियोंके अनुसार राजपूत उन सूर्यवंशी एवं चन्द्रबंशी 
(सोमवंशी) क्षत्रियोंक वंशज हैं, जिनकी यशोगाथा 
रामायण और महाभारतमें वर्णित हैं किन्तु अभिलेखोंसे 
ज्ञात होता है कि गुहिलोत या सिसोदिया शाखा, जिसमें 
मेवाड़के स्वतामधन्य राणा हुए और जो अ्रपनेको राम- 
चन्द्रजीका वंशज मानती हैं, वस्तुतः एक ब्राह्मण द्वारा 
प्रवरतित हुई थी । इसी प्रकार गुर्जर-प्रतीहार शाखा भी, 
जो अपनेको रामचन्द्रजीकें लघु भ्राता. लक्ष्मणका वंशज 
मानती है, कुछ अभिलेखोंके श्रनुसार गुर्जरोंसे आरम्भ 
हुई थी, जिन्हें विदेशी माना जाता है भर जो हृणोंके 
साथ अथवा उनके कुछ ही बाद भारतमें प्राकर गुजरात- 
में बस गये थे। आभिलेखिक प्रमाणोंसे शकों और 
भारतीय राज्यवंशोंमें वैवाहिक सम्बन्ध सिद्ध होते हैं। 
शकोंके उपरान्त जितनी भी विदेशी जातियाँ पाचवीं 
और छठीं शताब्दीमें भारत andl, उनको हिन्दुओओंने नष्ट 
त करके शकों और कुषाणोंकी भाँति क्रमश: अपनेमें 
आत्मसात्‌ कर लिया । तत्कालीन हिन्दू समाजमें उत्तकी 
स्थिति उनके पेशेके अनुसार निर्धारित हुई और उनमेंसे 
शंस्त्रोपजीवी तथा शासक वर्ग क्षत्रिय माना जाकर 
राजपूत कहलाने लगा। इसी प्रकार भारतकी मूल- 
निवासी जातियोंमेंसे गोंड, भर, कोल आदिके कुछ 
परिवारोंने अपने बाहुबलसे छोटे-छोटे राज्य स्थापित 
कर लिये | इनकी शक्ति और wart वृद्धि होने तथा 
क्षत्रियोचित शासनकर्मी होनेके फलस्वरूप इनकी भी 
गणना क्षत्रियोंमें होने लगी और वे भी राजपूत कहलाये। 
चंदेलोंके गोंड राजपरिवारोंसे, गहड़वालोंके भरोंसे और 
wets. गहड़वालोंसे घनिष्ठ वैवाहिक सम्बन्ध थे । 
सत्य तो ag है कि हिन्दू समाजमें शताब्दियों तक जाति- 
का निर्धारण जन्म और पेशे दोनोंसे होता रहा है। इस 
सिद्धान्तके अनुसार क्षत्रियों अथवा राजपूतोंका वर्ग 
वस्तुत: देशका शस्त्रोपजीवी तथा Mew at था जो 
हिन्दू धर्म और कर्मकाण्डमें आस्था रखता था। इसी 
कारण राजपूतोंके अ्रन्तगंत विभिन्‍न नसलोंके लोग 
मिलते हैं । 
राजपूतोंने मुसलमान आक्रमणकारियोंसे शताब्दियों, 
तक वीरतापूर्वक युद्ध किया । यद्यपि उनमें परस्पर CHD 


Goo 
४०० 


के ग्रभावक्रे कारण भारतपर अंततः मुसलमानोंका राज्य 
हो गया, तथापि उनके तीव्र विरोधके फलस्वरूप इस 
कार्यमं मुसलमानोंकों बहुत समय लगा । दीर्घकालतक 
मुसलमातोंका विरोध और उनसे युद्ध करते रहनेके कारण 
राजपूत शिथिल हो गये और उनकी देशभक्ति, वीरता 
तथा झात्म-बलिदानकी भावनाएँ कुंठित हो गयीं । यही 
कारण है कि भारतमें अंग्रेजी राज्यकी स्थापनाके विरुद्ध 
किसी भी महत्त्वपूर्ण राजपूत राज्य अथवा शासकने कोई 
युद्ध नहीं किया sah विपरीत १5१७ और १८२० 
ई०क्रे बीच सभी राजधूत राजाग्रोंने स्वेच्छासे अंग्रेजोंकी 
सर्वोपरि सत्ता स्वीकार अपनी तथा अपने राज्यकी 
सुरक्षाका भार उनपर छोड़ दिया । (बिस्प्रेष्ट स्मिय कृत 
अर्ली हिप्द्री आफ इंडिया; गोरीशंकर gives ओझा इग्त 
राजपुतानेका इतिहास तथा ए० ato बनर्जी Fa दि 
राजपूत स्टेट्स एण्ड दि ईस्ट इंडिया कम्पनी ) 
राजपूताना-इस प्रदेशका झाधुनिक नाम राजस्थान है, 
जो उत्तर भारतके पश्चिमी भागमें अरावलीकी पहाड़ियों- 
के दोनों ओर फैला हुआ है । इसका अधिकांश भाग 
मरुस्थल है । यहाँ वर्षा अत्यल्प और वह भी विभिन्‍न 
नेत्नोंमें समान रूपसे होती है | राजपू्तोंदी राजनीतिक 
TAT रहनेके कारण इस प्रदेशका नाम राजपूताना पड़ा। 
में मुसलमानोंका राज्य स्थापित होनेके पूर्व राज- 
rama कई शक्तिशाली राजपूत जातियोंके वंश शासन 
कार रहे थे और उनमें सबसे प्राचीन चालुक्य और राष्ट्र- 
1ठौरों (राष्ट्रकूट ), अजमे र- 
के चौहानों, अन्हिल वाड़के सोलंकियों, भवाड़के गुहिलोतों 
या सिसोदियों और जयपुरके कछवाहोंन इस प्रदेशके 
भिल्त-भिन्‍न भागोंमें अपने राज्य स्थापित कर लिये। 
राजपूत जातियोंमें फूट और परस्पर यूद्धोकि फलस्वरूप 
वे शक्तिहीत हो गये। यद्यपि इनमेंसे अ्प्तिकांशने 
बारहवीं शताब्दीके अ्रंतिम चरणमें मुसलमान गक्रमण- 
कारियोंका बीरतापूर्वक्र सामना किया तथापि प्रायः 
सम्पूर्ण राजपूतानेके राजबंशोंकों दिल्‍ली सल्तनतकी 
सबोपरि सत्ता रवीकार करनी पड़ी । 
फिर भी मुसलमानोंकी यह saa राजपूत 
घासकोंकों aa खटकतती रही और जब कभी दिल्‍ली 
सत्तततम दुर्बलताके लक्षण श्रनुभूत होते, वे अधीनतासे 
i हो उठते 1 १५२० Fo में वावर- 
के नेतृत्वमें मुगछोंके श्राक्रमणके समय राजपूताना दिल्‍ली- 
के सुल्तानोंके प्रभावसे- मुक्त हों चला था और मेवाड़के 
राणा संग्राम सिंह (राणा साँगा) ने बाबरके दिल्लीपर 









































राजपृताना-राजराज प्रथम 


ग्रधिकारका विरोध किया। ११२६ ई० में ara 
युद्धमें राणाकी पराजय हुई और झुगलछोंने facet 
सुह्तानोंदा] राजपूतानेपर नाममात्नको बचा प्रभुत्व फिरते 
स्थापित कर लिया । किन्तु राजपूतोंका विरोध oT न 
हुआ | श्रकबरकी राजनीतिक सूझ-बूझ और दूरदर्शिता- 
का प्रभाव इनपर श्रवश्य पड़ा और मेवाड़के अतिरिक्त 
अन्य सभी राज॑पूत शासक मुगलोंके समर्थक और AAT 
वन गग्ने । अंतमें जहाँगीरके शासनकालमें मेवाड़ने भी 
मुगलोंकी अ्धीतता स्वीकार कर ली। औरंगजेबके 
सिहासनारूढ़ होने तक राजपूतानेके शासक मुगलोंके 
स्त्रामिभक्त बने ve) परन्तु औरंगजेबकी धार्मिक 
असहिष्णुताकी नीतिके कारण दोनों पक्षोमें युद्ध gar । 
बादमें एक समझौतेके फलस्वरूप राजपूतानेमें शान्ति 
स्थापित हुई । 
प्रतापी मुगलोंके पतनसे भी राजपूतानके राजपूत 

शासकोंका. कोई लाभ न हुआ, क्योंकि १७५६ ई० के 
लगभग राजपूतानेमें मराठोंका शत्रित-विस्तार आरंभ हो 
गया । qo at शताब्दीके अंतिम uate भारतकी 
अव्यवस्थित राजनीतिक दशामें उलझने sai मराठों एवं 
पिण्डारियोंकी लूटमारसे त्ररत होनेके कारण राजपूतानेके 
शासकोंका इतना मनोबल गिर गया कि उन्होने झ्पनी 
सुरक्षा हेतु अंग्रेजोंकी शरण ली। भाग्तीय गणतंत्नकी 
स्थापनाके उपरान्त कुछ राजपूत fed मार्च १९४८ 
fo में और कुछ एक वर्ष वाद भारतोय संघमें सम्मिलित 
हो गयीं । इस प्रदेशका आधुनिक नाम राजस्थान और 
इसकी राजधानी जयपुर है। राजप्रमुख (अब राज्यपाल) 
ar निवास तथा विधानसभाकी बैठकें भी जयपुरमें ही 
होती हैं ('राजपूत' भी देखिये) । 

राजराज प्रथम-चोल सम्राद्‌ जिसने ६८५ से १०१८ Fo 
तक राज्य frat) इतिहासमें वह राजराज महानके 
नामसे विख्यात है । सर्वश्रथम उसने चेर राज्य (केरल) 
पर अधिकार क्रिया श्र उपरान्त कई युद्धोंमिं विजय 
प्राप्त करके दक्षिण भारतका aaa सम्रादू हो 
गया | वेशाल साम्राज्यमें केवल मद्रास (तमिल- 
नाइं) ओर मैसूर ही नहीं सम्मिलित थे वरन्‌ उसने 
लम्बे सैनिक अभियानोंके उपरान्त १००५ ई० में श्रीलंका- 
पर भी अधिकार कर लिया । उसके पास विशाल wiz 
सुव्यवस्थित नौ सेता भी थी जिसकी सहायतासे उसने 
कलिंग और पूर्वी तथा पश्चिमी a अनेक द्वीप- 
समूहोंपर भी भ्रपने राज्यकालके २६ बें वर्षमें श्रधिकार 
कर लिया । 








~\ 
राजराज ट्वितीय-राजा राम 





२६ 


४०१ 





राजराज द्वितीय-उत्तरकालीन चोलवंशका शासक झौर 
कुलोत्तुग चोल (दे०) द्वितीयका ga तथा उत्तरा- 
घिकारी 1 उसने ११४६ ई० से ११७३ fo तक राज्य 
किया । उसके शासनकालके पूर्व ही चोलोंका पतन 
ग्रारंभ हो गया था श्र सीध्री वंश-परंपरामें ag उस 
बेशका afm सम्राद्‌ था । 

राजवल्लभ सेव (१६९८-१७६३ )-पलासीके युद्धके समय 
यह बंगालके प्रभावशाली व्यक्तियोंमें गिना जाता था। 
जन्म बंगालके फरीदपुर' जिलेके एक वैद्य परिवारमें। 
ग्रपनी योग्यताके बलपर वह array नवाब सिराजुद्दौला 
(दे०) की चाची घसीटी बेगम (दे०) का दीवान हो 
गया । नवाब अ्रलीवर्दी att उसको राजाकी उपाधि 
दी, परन्तु इन उपकारोंकों भुला करके वह अलीवर्दी खाँ- 
के पौत्न एवं उत्तराधिकारी सिराजुद्दोलाका विरोधी बन 
गया और मीरजाफर तथा कुछ असंतुष्ट पदाधिकारियों 
सहित नवाबके खिलाफ अंग्रेजोंके षड्य॑ंत्रमें सम्मिलित 
हो गया। उसका पुत्र कृष्णदास बंगालके नवाबकी सेवा- 
में नियुक्त था। उसने ढाकामें सरकारी धनकी लम्बी 
राशिका गवन किया और भागकर कलकत्तामें अंग्रेजोंकी 
शरण ली। सिराजुद्दौला द्वारा १७५५ ई०में कलकत्ता- 
पर आक्रमण और अधिकार कर लेनेका एक कारण 
नवाबके न्याय दंडसे भागे हुए क्रृष्णदासका अंग्रेजोंकी 
शरण लेना भी था। 

इस प्रकार पिता ale ga दोनों ही नवाबके कोप- 

भाजन बने, परंतु उनकी पषड्थंत्रकारी योजना .सफल 
रही । पलासीके युद्धमें सिराजुद्दौलाकी पराजय हुई 
ale विजयी अंग्रेजोंने मीर जाफरको बंगालका नवाब 
बनाया । राजवललभकी नियुक्ति नवाब मीरजाफरके 
TAMIA FEI आगे चलकर उसे मुगेरका 
सूबेदार नियुक्त किया गया। किन्तु मीरजाफरका 
-शीघ्र ही पतन हो गया ate मीर कासिम (दे०) बंगाल- 
का नवाब gant मीर कासिम भी सिर/जुद्दौलाकी 
भाँति अंग्रेजोंके विरुद्ध था। उसे राजवल्लभके ऊपर 
अंग्रेजोंके पक्षपाती होनेका aes हुआ । Bag: उसे 
गंगामें gat कर मरवा दिया गया | 

राजशेखर-संस्कृत भाषाका प्रसिद्ध कवि और नाटककार | 
जन्म दक्षिण भारतमें । कन्नौजके गुजेर प्रतिहार-शासकों- 
का राजाश्रय प्राप्त था। वह प्रतिहार शासक महेन्द्रपाल 
(लगभग ८६०-६१० fo) का गुरु था। यद्यपि उसने 
कई ग्रंथोंकी रचना की, तथापि चार ताटक-बालरामा- 
an, विद्धशाल भंजिका, बाल भारत (STATA SATS 


पाण्डव) तथा कपू रमंजरी ही उपलब्ध हैं। at 
मंजरी' प्राकृत भाषामें है। काव्य-शास्त्रीय प्रश्चिद्ध ग्रंथ 
eran राजशेखरकी उत्तम कृति है। इनके 
अतिरिक्त 'भुववकोष' की भी उसने रचता की, Teg 
यह wa उपलब्ध नहीं। उसके 'हर-विलास” नामक 
एक ग्रन्थ ग्रंथका भी उल्लेख मिलता है, पर बह भी 
प्रप्राप्य है। उसका विवाह चाहमान वंशकी राजकुमारी 
wafer सुन्दरीसे हुआ था, जो स्वयं विदुषी महिला थी । 

राजसिह-पआ्राठवीं शताब्दीमें प्रचलित पलल्‍्लववंशका शासक 
और महान बास्तु-निर्माता। उसने अपनी राजधानी काँची 
और भहाबलिपुरममें अनेक मंदिरों और रथोंका निर्माण 
कराया था । 

राजसिह-मेवाड़का एक राणा, जिसने मुगलोंक़ी Fart 
रत मारवाड़ नरेश जसवंत free अ्रबोध पुत्र अजीत- 
सिंह भौर उसकी विधवा पत्नीको शरण दी । इस कारण 
ag औरंगजेबका कोपभाजन बन गया । Aaa द्वारा 
हिन्दुश्नोंपर पुनः जजिया कर लगाये जानेका उसने 
विरोध किया और उससे युद्ध ठान लिया । यह युद्ध 
१६७६ से १६८१ ई० तक चंला और राणाने इसका 
संचालन इतती सफलतासे किया fe औरंगजेबको उससे 
संधि करनी पड़ी | संधिके अनुसार राणाके ga और 
उत्तराधिकारी जयसिंहने अपने राज्यके कुछ भाग 
मुगलोंको दे दिये ate श्रीरंगजेबने उससे जजिया वसूल 
करनेका विचार त्याग दिया । 

राजाधिराज, प्रथम-चोलवंशज प्रतापी सम्राट्‌ राजेन्द्र प्रथम 
(दे०) Bt ga we उत्तराधिकारी । १०१८ से १०४४ 
ई० तक वह युवराजके पदपर रहा और १०४४से 
१०४४ fo तक राज्य किया। अपने , पिताकी भांति 
वह भी सीमावर्ती राज्यों, विशेषत: कल्याणीके चालुक्योंसे 
संघर्ष करता रहा | कोप्पमके युद्ध ( १०५४ ई०) में वह्‌ 
चालुक्य सम्राट्‌ सोमेंश्वर प्रथम श्राहवमल्लके हाथों 
मारा गया-। हु 

राजाधिराज द्वितीय-उत्त रकालीन चोलशासक, जिसने 
११६३ ई० से ११७६ Fo तक राज्य किया । 

राजाराम-ठत्रपति शिवाजीका द्वितीय gai sa इसका 
बड़ाभाई शम्भुजी मुगलों द्वारा बन्दी बता कर मार डाला 
गया और उसका पुत्र wget भी १६८६ ई० में 
ओऔरंगजेबका बंदी हो गया, तब राजा राम कर्ताटकमें जिजी 
नामक किलेमें चला गया और वहींसे उसने औरंगजेबके 
बिरुद्ध मराठोंके स्वातंत्य-युद्धका नेतृत्व किया | इस 
प्रकार १६८६ ई० में वह मराठोंक्रा वास्तविक शासक 


hod 


४०२ 





बनकर मुगलोंका वीरतापूर्वक सामना करने लगा । उसने 
८ वर्षों तक उनके ग्राक्रमणोंसे जिजीकी रक्षा की । TST TT 
जब १६६८ ई० में मुगलोंका sare अधिकार हो गया 
तब वह FAT भाग आया AIT AeTTHAT (१७०० ई० 
में मृत्यु) मुगलोंके विरुद्ध मराठोंके स्वतस्त्रता-युद्धका 
नेतृत्व करते हुए, उनका शासक बना रहा | 
/ राजाराम-जाटोंका पराक्रमी नेता । १६८५ ई० में उसने 

औरंगजेबके विरुद्ध विद्रोह किया तथा १६८८ ई० में 
सिकन्दरामें बादशाह श्रकबरके मकबरेको लूटा। किन्तु 
१६६२ fo में वह मुगलों द्वारा पराजित हुआ और 
मार डाला TAT | 

राजा विक्रम (विक्रमादित्य)-भारतीय जनश्रुतियों तथा 
दंतकथाश्रोंमें राजाविक्रम ( विक्रमादित्य ) का मुख्य 
स्थान है। इसके संबंधमें 'बैतालपचीसी' (संस्कृत-बेताल- 
पंचविंशतिका) में अनेक कहानियाँ हैं, किन्तु इसकी 
ऐतिहासिकता ast निश्चित wre स्थापित नहीं हो पायी 
है । विश्वास किया जाता है कि गुप्तवंशके तृतीय सम्राद्‌ 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्यकी उपलब्धियाँ.ही इन दंत 
कथाओंमें ग्रतिरंजित होकर वर्णित हैं। 

राजेन्द्र प्रयम-चोलसम्राट्‌ राजराज महान्‌का पुत्र और 
उत्तराधिकारी । उसने १०१२ से १०४४ ई० तक राज्य 
किया । अपने पिताकी भाँति राजेन्द्र प्रथमने भी कई 
महत्त्वपूर्ण युद्धोंमें विजय प्राप्त की। अपनी सबल एवं 
व्यवस्थित नौसेनाके सहयोगसे उसने बर्माके निचले 
भू-भागों तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप-समृहोंपर 
१०२५-२७ ई० में श्रधिकार कर लिया | १०२३० में 
उसने बंगालपर आक्रमण कर वहाँके तत्कालीन शासक 
महीपालको पराजित किया az ams तठों तक अपनी 
विजयपताका फहरायी । किसी भी दक्षिण भारतीय 
राजाके लिए यह प्रभूतपूर्व विजय थी । इसके उपलक्ष्यमें 
उसने “गंगैकोण्ड'की उपाधि धारण की । साथ ही उसने 
नयी राजधानीका निर्माण भी कराया, जिसका नाम 
गंगेकोण्डचोलपुरम्‌ रखा गया। गझजेन्द्रने वहाँ एक 
विशाल राजप्र,साद, सुन्दर मंदिर तथा विस्तृत सरोवरका 
निर्माग कराया, जिसमें गंगानदीसे पवित्र जल लाकर 
भरा गया था। राजेन्द्रका कल्याणीके चालुक्‍्योंसे सदैव 


dat चलता रहा और कई युद्धोंमें उसने चालुक्य THE, 


जयसिंहको परास्त किया | 

राजेन्र द्वितीय-चोलसम्राट्‌ राजेन्द्र प्रथमका द्वितीय पुत्र, 
जिसनें १०४२ से १०६४ ई० तक राज्य किया। १०५४ 
ई०के कोप्पमके प्रसिद्ध युद्धों जब उसका बड़ा भाई राजा- 


राजाराम-राज्यपाल 








धिराज (दे०) कल्याणीका शासक्र सोमेश्वर श्राहवमत्ल 
द्वारा मारा गया, तब वहीं, युद्धक्षेत्रमें ही राजेन्द्र द्वितीयने 
अपना “वीराभिषेक' करके चोलोंकी पराजयको विजयमें 
परिणत कर दिया । राजेद्धने चोलोंकी सत्ता और उनके 
विस्तृत साम्राज्यको पूर्ववत्‌ बनाये रखा। 

राजेन्द्र तृतीय ( कुलोतुंग चोल प्रथम )-इसका वास्तविक 
नाम कुलोतुंग था। Sea माता चोलसम्राद्‌ र जेन्द्र 
प्रथमकी पुत्री अभ्यंगा देवी थी, जिसका विवाह gat 
चालुक्य वंशके राजकुमार राजराज प्रथमसे हुआ AT | 
विजयालय वंशके अन्तिम ware अधिराजेन्द्र (दे०) की 
१०७० ई० में मृत्यु हो जानेपर कुलोत्तुंग राजेन्द्र तृतीयके 
नामसे चोलसिंहासनपर बैठा और १०७० से ११९२ Fe 
तक शासक रहा | परवर्ती चोलचालुक्य शासकोंमें उसका 
स्थान सर्वोपरि है। उसके वंशजोंने १९७३ ई० तक 
राज्य किया, तदुपरान्त चोलवंशका पतन.हो गया | 

राजेन्द्र प्रसाद-भारतीय गणराज्यके प्रथ म राष्ट्रपति | जन्म 
१८८४ SoH जीरादेई, जि० wre, बिहारमें gat, 
तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयमें शिक्षा श्राप्त को । उन्होंने 
अपना जीवन वकीलके रूपमें area किया और aa 
ही पटना हाईकोर्टके बड़े वकीलोंमें saat गणना होने 
लगी । १६१७ Sot चम्पारन श्रान्दोलनकी जाँचके 
सिलसिलेपें गांधीजीसे उनकी प्रथम भेंट हुई । wat 
उन्होंने १६२० ई०में AIT चलती हुई वकालतपर लात 
मार दी और प्रसहयोग श्रान्दोलनमें सम्मिलित हो गये। 
वे अनेक avian बिहार कांग्रेस कमेटीके vows रहे । 
१६२२ fod कांग्रेसके महामंत्री नियुक्त हुए, तथा 
१६३४, १६३६ तथा १९६४७ CoH कांग्रेस अध्यक्ष चुने 
गये । वे महात्मा गांधीके पक्के अनुयायी थे और अनेक 
वर्षोतक कांग्रेस वर्किंग कमेटीके सदस्य रहे | १६४७ Fo 
में वे नेहरू मंत्रिमण्डलमें सम्मिलित हुए, १६४६ से 
१६४६ ई०तक भारतीय संविधान सभाके अध्यक्ष रहे 
ae भारतका संविधान बनानेमें महत्त्वपूर्ण योगदान 
frat । अपनी सज्जनता, धैर्यशीलता, खरी ईमानदारीके 
कारण वे १६५० SoH भारतीय गणराज्यके प्रथम 
राष्ट्रपति निर्बाचित हुए। उन्हें १६५२ तथा तत्पश्चात्‌ 
१६५७ Loe पुनः इस पदपर चुना गया। उन्होंने १६६२ 
SoH अपने पदसे श्रवकाश ग्रहण किया और इसके TA 
बाद पटनामें उनकी मृत्यु हो गयी । 

राज्यपाल-कन्तौजका उत्तरकालीन प्रतिहार शासक । मातृ- 
भूमिकी रक्षा हेतु उसने गजनीके शासक अमीर सुबुक्त- 
गीनके आक्रमणके समय भटिण्डाके शाही शासक जयपाल 


4०३ 


राज्यमती-राधाकान्त देव, राजा, सर 
(दे०) का साथ दिया, परन्तु दोनोंकी सम्मिलित सेनाएँ 
परास्त Fe 1 १०१६ Tot युल्तान महमूद गजनवीने 
उसके राज्यपर श्राक्रमणं किया और राज्यपालने महमूदकी 
अधीनता स्वीकार कर ली। समीपवर्ती हिन्दू राजाग्रोंको 
उसका यह आचरण कायरतापूर्ण लगा और शीघ्र ही 
उन्होंने चन्देल शासक विद्याधरके नेतुत्वमें उसके राज्यपर 
आक्रमण कर दिया | युद्धमें राज्यपाल मारा गया । 

राज्यमती-शालस्तंभ ane शासक ह॒र्थदेवकी पुत्री । 
हष॑देव आठवीं शताब्दीमें कामरूपका शासक था | राज्य- 
मतीका विवाह नेपालके महाराज जयदेवसे हुआ था । 

राज्यश्री-थानेश्वरके शासक प्रभाकरवर्धन (दे०) की पुत्री 
और सम्राट हर्षवर्धतकी भगिनी | उसका विवाह कन्नौज- 
के मौखरि वंशज शासक ग्रहवमसि हुआ भा । पिताकी 
yeaa उपरान्त ही मालवाके शासकने प्राक्रमण कर 
हवर्माकों मार डाला और राज्यश्रीको बन्दी बना कर 
कत्तौजके कारागारमें डाल दिया । इसकी सूचना मिलते 
ही उसके ज्येष्ठ gas राज्यवर्धनने उसे कारागारसे मुक्त 
करानेके लिए कन्‍्तौजकी ओर प्रस्थान क्रिया । यद्यपि 
उसने मालव शासक देवगुहाको पराजित करके मार 
डाला पर वह स्वयं देवगुहाके सहायक और बंगालके 
शासक wate (दे०) द्वारा मारा गया। इसी उथल- 
पुथलमें राज्यश्री कारागारसे निकल भागी और विध्या- 
aah जेंगलोंमें शरण ली za बीच उसका कनिष्ठ 
अग्रज हर्षवर्धन राज्यवर्धनका उत्तराधिकारी बन चुका 
था। उसने राज्यश्रीको विन्ध्यक्रे जंगलोंसे उस समय 
ढूंढ़ निकाला, जब वह निराश होकर चितामें प्रवेश करने 
ही वाली थी | हर्ष उसे कन्तौज लौटा लाया और झाजी- 
बन उसको सम्मान दिया । उसने aetna ही अपने 
विशाल साम्राज्यका शासन-कार्य किया, चीनी यात्री 
ह्वेनत्सांगके अनुसार ag प्रायः राज्यश्रीसे राज्यकार्यमें 
परामर्श लेता था। 

राढीय ब्राह्मण-जनश्रुतियोंके AMT उन पाँच ब्राह्मणोंकी 
wart हैं, जिन्हें राजा arf शूर (दे०) ने कन्नौजसे 
ले जाकर राढ अर्थात्‌ पश्चिम बंगालके उस भू-भागमें 
बसाया था, जो भ्राजकल बर्दवान, हुगली ale बीरभूम 
जिलोंके अन्तगंत है । 

TNF, To, सर्वपलली-भारतके भूतपूर्व राष्ट्रपति । 
उनका जन्म दक्षिण भारतमें १८८८ ई०में हुआ और 
शिक्षक जीवन मद्रासके प्रेसीडेन्सी कालेजके दर्शन शास्त्र- 
Baas रूपमें प्रारम्भ हुआ । शीघ्र ही उन्होंने 
पाश्चात्य विद्वानोंके सम्मुख हिन्दू जीवन-दर्शन प्रस्तुत 


४०३ 
करके mame ख्याति प्राप्त कर ली। १६२१ से 
१६३६ ई०तक कलकत्ता विश्वविद्यालयमें दर्शनशास्त्रके 
far ant पंचम प्रोफेसरके पदपर झासीन होकर 
भारतीय दर्शनशास्त्रियोंमें अ्रग्नगण्य हुए att उपरात्त 
आ्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमें पूर्वी देशोंके धर्म ate दर्शन- 
के स्पाल्डिग प्रोफेसतर'के गौरवपूर्ण पदपर उनकी नियुक्ति 
हुई। इस पदपर वे १६३६ से १६३६ ई०तक रहे । 
उपरान्त काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके उपकुलपति नियुक्त 
हुए श्र १६३६ से १६४८ Go तक इस पदपर कार्य 
करते रहे । इस प्रकार राजनीति एवं सार्वजनिक कार्यों- 
में सक्रिय भाग लेनेके पूर्व उन्होंने शिक्षाजगत्‌॒के कई 
महत्त्वपूर्ण पदोंपर कार्य किया । 

उन्हें १६४६ CoH भारतीय राजदूत बनाकर सोवि- 
यत रूस भेजा गया, जहाँ १६५२ ई०तक कार्य करते 
रहे । रूस भेजे जानेवाले वे दूसरे राजदूत थे। परिचय पत्र 
देनेपर मास्कोमें मार्शल स्तालिनने उनका विशेष ग्रादर 
तथा सम्मान किया और इस प्रकार भारत तथा सोवियत 
रूसमें परस्पर मंत्रीपूर्ण सम्बन्धोंका सूत्रपात किया । रूस- 
से लौटनेपर श्री राधाकृष्णनू भारतीय aaah उप- 
राष्ट्रपति चुने गये और उक्त पदका कार्यभार उन्होंने 
इतनी कार्यपदुता एवं योग्यतासे संभाला कि १९६२ ई० 
में बही भारतके राष्ट्रपति चुने गये । उन्होंने चीन श्रौर 
अमेरिका सहित विश्वके ate देशोंका भ्रमण किया 
और प्रपनी प्रकराण्ड विद्वता, सरल स्वभाव तथा प्रप्नाव- 
शाली वकक्‍तृत्वकलासे समस्त देशोंमें भारतको गौरवान्वित 
किया । उनकी अन्तिम रूस यात्राके फलस्वरूप सों वियत 
रूसने भारतकों और भी ofan सामरिक सहायता देने- 
की घोषणा की । उन्होंने are प्रुक्षकें लिखीं, जिनमें 
भारतीय दर्शनशास्त्रका इतिहास' सबसे प्रसिद्ध है। 
(१६, अप्रेल १९७५ को इनका देहान्त हुआ) । 
राधाकान्त देव, राजा, सर (१७९४-१८६७ ई०)-उन्ती- 
aat शताब्दीमें बंगालके सनातनी हिन्दुग्नोंके ख्यातिलब्ध 
नेता । वे पूर्वी और पाश्चात्य विद्याप्नोंक उदारचेता 
पोषक थे। उन्होंने यथेष्ट धन व्यय करके “शब्द कल्पद्रुम' 
नामक संस्कृतका प्रस्तिद्ध कोश संकलित किया, जिससे 
उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा एवं विद्वत्ताका परिचय मिलता 
है। साथ ही उन्होंने डेविड हेयर साहबको कलकत्तेमें 
हिन्दू स्कूलकी स्थापनामें पूर्ण सहयोग प्रदान किया, जिसमें 
भारतीय विद्यार्थियोंकों पाश्चात्य विद्यात्रों, विशेषतः 
अंग्रेजीकी शिक्षा दी जाती थी । इसके झतिरिक्त उन्होंने 
स्कूल बुक सोसायटीकी स्थापनामें भी प्रमुख भाग लिया, 


holt 


Cov 


रानाडे, महादेव गोविन्द-रामक्ृष्ण परमहंस 


जिससे विद्याथियोंको ऐसी सस्ती पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध 


हो सकें, जो जनसाधारणमें शिक्षाके प्रसार हेतु उपयोगी 
सिद्ध हों । वे सामाजिक सुधार, ब्राह्मसमाज और सती 
प्रथापर प्रतिबन्ध लगानेके विरोधी थे और इस हेतु 
उन्होंने इंग्लैण्डकी पालियामेन्टको जनताके हस्ताक्ष रोंसे 
युक्त एक याचिका भेजनेकी भी व्यवस्था की थी । वे उन 
कट्टर हिन्दुओोंके प्रतीक थे, जिन्हें पाश्चात्य सभ्यताके 
उपयोगी तत्त्व स्वीकार होते हुए भी भ्रपनी प्राचीन सामा- 
जिक रीतियोंमें घोर आस्था थी । 

रानाडे, महादेव गोविन्द (१८५२-१९०४)-विख्यात 
जनसेवी, समाज-सुधारक एवं विद्वान्‌ । जन्म महाराष्ट्रके 
ब्राह्मण परिवारमें । उन्होंने भ्रपने विद्यार्थी जीवनसे ही 
अपनी मेधाका परिचय देना आरम्भ कर विया। शिक्षा 
समाप्तिके उपरान्त उन्होंने वकालत प्रारम्भ की। शीक्र 
ही बम्बई हाईकोर्टके जज हो गये। तत्कालीन बम्बई 
प्रेसीडेन्‍्सीके श्रधिकांश समाज सुधारक आनन्‍्दोलनोंमें 
उन्होंने प्रमुख भाग लिया। उत्की गणना पाश्चात्य 
सभ्यता तथा संस्कृतिके arash art हुए नयी पीढ़ीके 
भारतीयोंमें की जाती है। वे बम्बईके प्रार्थता-समाजके 
सक्रिय ua निष्ठावान्‌ सदस्य थे और उसके लक्ष्यों एवं 
उद्देश्योंकी पू्तिमें सतत प्रयत्वशील रहे । विधवा पुत- 
विवाह समिति एवं sane एजूकेशन सोसाइटीके 
संस्थापकों में प्रमुख थे । 

रानाडेने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (दे०) की 

स्थापनाका भी समर्थन किया तथा १८८५ ई०के बम्ब्रई- 
में आ्रायोजित उसके प्रथम अधिवेशनमें भाग fears 
उन्होंने कांग्रेसके वाधिक अधिवेशनोंके साथ ही सामा- 
जिक सम्मेलनके आयोजनकी प्रथा चलायी। उनके 
विचारसे मानव जातिकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 
एवं धामिक प्रगति परस्पर एक दूसरेपर आधारित है, 
इसीलिए उन्होंने एक ऐसे व्यापक सुधार आन्दोलनपर 
बल दिया, जो मनुष्यकी सर्वांगीण उन्नतिमें सहायक हो 
सके । उनका विचार था कि सामाजिक सुधारोंकी 
सकलता केवल पुरानी रूढ़ियोंके विनाशसे नहीं बल्कि 
रचनात्मक ards ही संभव है । उन्होंने भारतमें समाज 
सुधार भ्रान्दोलनकों नयी दिशा दी। रानाडे प्रकाण्ड 
विद्वान थे । उनकौ रचनाप्रोंमें विधवा पुनविवाह, माल- 
गुजारी कानून, राजा राम मोहनरायकी जीवनो, मराठों- 
का vent, afta एवं सामाजिक सुधार मुख्य हैं । 

TEA, लाई फेडरिक सले (१८२२-१९१४)-१८५२ ई० 
में बंगालके रिसालेमें नियुक्त । १५५७ ई०के सिपाही- 


विद्रोह (दे०)में श्रत्नाधारण वीरता दिखाने पर उसको 
“विक्टोरिया क्रास' नामक सर्वोच्च सैनिक पदक प्रदान 
किया गया । १८१८ Sok द्वितीय भ्रफगान-युद्ध (दे०) 
कालमें वह कुरंम क्षेत्रमें नियुक्त था और १८७६ ई०में 
सेनाका नेतृत्व करते हुए BIAS तक पहुँच गया । वहाँ 
उसने याकूब खाँ (दे०) को आत्मसमर्पण करनेपर विवश 
कर भारत भेज दिया। किन्तु १८८० ई०के जुलाई 
mat मैबन्दके प्रसिद्ध युद्धमें श्रंग्रेजोंकी पराजयके उप- 
cra वह अपनी सेनाओं सहित काबुलसे कन्दह/र तकका 
३१३ मीलका कठिन मार्ग केवल बाईस feat aa कर 
कन्दहार पहुँचा और ATA खाँको सितम्बर १८८० Tot 
पराजित कर भअंग्रेजोंकी सामरिक प्रतिष्ठा पुनः स्थापित 
की । १८५१ fot उम्तने दक्षिण ग्रफ्रीकाके युद्धोंमें भाग 
लिया और agit लौटकर मद्रासक्रा और बादमें भारत- 
का सेनाध्यक्ष नियुक्त हुआ । इस पदपर उसने १८८५५ 
से १८६३ ई० तक कार्य किया और इंग्लैंडकी सरकारने 
उसे लार्डकी उपाधिसे विभूषित frat लार्ड राबंस 
art युद्धमें भी सेनाध्यक्ष रहा और १६०० Lot 
उसमें विजय प्राप्त की । प्रथम महायुद्धमें जब भारतीय 
सैनिक फ्रांसमें लड़नेके. लिए भेजे गये थे, तब उनके 
निरीक्षणार्थ वह फ्रांस गया और वहीं न्यूमो नियाके प्रकोप- 
से उसकी मृत्यु हो गयी । 

राम-रामायण महाकाव्यके मुख्य नायक और कोशलके 
महाराज दशरथ और रानी कौशल्याके पुत्र ॥ रामका 
आदर्श जीवनचरित हिन्दू धर्म और संस्कृतिका प्राण है । 
समस्त हिन्दू समाज उन्हें भगवान्‌ (विष्ण)का अ्रवतार 
मानता और उनकी पूजा करता है। 

रामका पुल-अंग्रेजोंके शासन कालमें 'सेतुबंध रामेश्वर' 
शब्दकू। अ्रंग्रेजी रूपान्तर “रामका पुल” हो गया aT | 
भारतके अन्तिम छोरपर स्थित रामेश्वरम्‌से लंका तकके 
समुद्रमें जो पत्थरोंके बड़े-बड़े खण्ड डूबे पड़े हैं, उन्हें ही 
सेतुबंध कहा जाता है। परंपरागत Haat are रामायण- 
के अनुसार इस पत्थरके पुलका निर्माण रामकी बानर 
सेनाने किया था। इसी पुलके द्वारा रामने अपनी वानर 
सेना सहित लंकामें प्रवेश कर राक्षसराज रावणका वध 
तथा सीताका उद्धार किया था । 

रामकृण्ण परमहंस (१८३४-८६)-उच्च श्रेणीके सन्त एवं 
आधुनिक ant हिन्दुओंके महान्‌ अध्यात्मवादी पथ- 
saute | इसीलिए अनेक व्यक्ति उन्हें ईश्वरका ग्रवतार 
मानते हैं । उतका जन्म पश्चिमी बंगालके हुगली जिलेके 
एक दूरस्थ ग्राममें एक निर्धन पुरोहित परिवारमें gar । 


4 


रामफ्ृष्ण सिशन-रामचन्द्र देव 


उन्हें किसी-प्रकारकी भी विधिवत्‌ शिक्षा न मिली और 
प्रल्पायुमें वे कलकत्ताके निकट दक्षिणेश्वर स्थित काली 
माताके मन्दिरमें पुजारीके रूपमें रहने लगे । वर्षोंकी 
लम्बी साधनाके फलस्वरूप उनमें दैवी गुणोंका समावेश 
हो गया । बुद्धि अलौकिक हो गयी और गहन दार्शनिक 
सिद्धान्तोंको aca भाषामें व्यक्त करनेकी क्षमता उत्पन्न 
ge सभी ante मूलभूत तत्त्वोंमें उनकी गहरी निष्ठा 
थी श्रौर उनकी धामिक सहिष्णुता तथा आ्राध्यात्मिकता- 
से प्रभावित होकर ब्राह्मसमाजके गण्यमान नेता केशव 
चन्द्र सेत तथा ae जिज्ञासु नवयुवक उनके प्रति ATF 
far हुए । इन नवयुवकोंमें नरेन्द्रनाथ दत्त प्रमुख थे, जो 
प्रागे चलकर स्वामी विवेकानन्दके नामसे विख्यात हुए । 

स्वामी रामकृष्णका कथन था कि जिस प्रकार एक 
ही तत्त्व जैसे जल, विभित्न भाषाओ्रोंमें आप, ara, ऐय 
आदि भिन्‍त-भिन्‍न शब्दोंसे व्यक्त होता है, उसी प्रकार 
भिन्‍त-भिन्‍त लोग उसी सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरकी area, 
हरि, यौशु, कृष्ण आदि भिन्‍न-भिन्‍न नामोंसे श्राराधना 
करते हैं । वह एकमें अनेक है, जो सगुण भी है. और 
जिसकी कल्पना हम चाहे विराद्‌ विश्वदेवके रूपमें करें 
saat विभिन्‍न प्रतीकों द्वारा । इसके अ्रतिरिक्त उनका 
विचार था कि मंनुष्य चाहे कितनी भी उच्च श्रेणीका 
अथवा श्री-सम्पन्त हो, यदि दया करनेके विचारसे किसी 
दूसरे व्यक्तिकी सहायता करता है तो वह तुच्छ है। 
उनके विचारसे करुणा और दया तो मनुष्य Ara देवी 
देन हैं। उसके बीच उपकारकी भावना लाना हीनता 
है । maga व्यक्तिको सविनय मनुष्यमात्रकी सेवा करना 
अपना धर्म मानता चाहिए, क्‍योंकि प्रत्येक मनुष्यमें 
परमात्माका अंश विद्यमान है और इस विचारधारासे 
मनुष्यकी सेवा ही परमात्माकी सेवा है। उनके विचारसे 
ब्रह्मशान मनुष्य मात्रकी निःस्वार्थे सेवासे ही संभव है 
और यही हिन्दू eter सार है। उनकी मृत्युके उपरान्त 
उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानन्दने उनकी शिक्षाओ्रों 
me उपदेशोंको सम्पूर्ण भारत वर्ष, अमेरिका श्र 
इंग्लैंड आदि देशों तक पहुंचाया । उप््‌ कत विचार ही 
रामकृष्ण मिशंत (दे०)के आधारभूत सिद्धान्त हैं और 
अब यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित संस्था बन 





* गयी है। 


रामकृष्ण मिशन-की स्थापना स्वामी विवेकानन्दने १ मई 
१८६७ ई०में की। उनका उद्देश्य ऐसे साधुश्रों और 
संन्यासियोंकों संगठित करनेका था, जो रामकृष्ण परमहंस- 
की शिक्षाश्रोंमें गहरी श्रास्था रखें, उनके उपदेशोंको 


Voy 


जनसाधारण तक पहुँचा सके श्रौर संतप्त, दुःखी एवं 
पीड़ित मानव जातिकी निःस्वार्थ सेवा कर सकें । इस 
प्रकारके संगठन द्वारा वे वेदान्त दर्शन (दे०)के ‘aT 
त्वमसि” सिद्धान्तको व्यावहारिक रूप देता चाहते थे । 
रामकृष्ण मिशन विकासोंन्मुख संस्था है और इसके 
सिद्धान्तोंमें वैज्ञानिक प्रगति तथा चिन्तनके साथ प्राचीन 
भारतीय अध्यात्मवादका समन्वय इस दृष्टिसे किया गया 
है कि यह संस्था भी पाश्चात्य देशोंकी भाँति जनकल्याण 
करनेमें समर्थ हो। इसके द्वारा स्कूल, कालेज और 
अध्पताल चलाये जाते हैं और कृषि, कला एवं शिल्पके 
प्रशिक्षणके साथ-साथ पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ भी प्रकाशित 
होती हैं। इसकी शाखाएँ समस्त भारत तथा विदेशोंमें 
हैं । इस संस्थाने भारतके वेदान्तदर्शनका संदेश पाश्चात्य 
देशों तक प्रसारित करनेके साथ ही भारतीयींकी दशा 
सुधारनेकी दिशामें भी प्रशंसनीय कार्य किया है । 
रामगुप्त-गुप्तवंशके प्रतापी THE समुद्र TART पुत्र और 
उत्तराधिकारी । प्रारम्भमें इसकी ऐतिहासिकतापर 
विद्वानोंमें मतभेद था, किन्तु भ्राभिलेखिक प्रमाणोंकी 
प्राप्तिसि उसका समुद्रगुप्तका उत्तराधिकारी होना सिद्ध 
हो गया है। विशाखदत्त कृत 'देवीचन्द्रगुप्तम्‌” नामक 
नाटकके अनुसार रामगुप्त दुर्बल शासक था और प्राण- 
रक्षा हेतु उसने अपनी पत्नी ध्रुवदैवीको एक शकजातीय 
आक्रमणकारीको सौंप देना स्वीकार कर लिया था, किन्तु 
उसके छोटे भाई चद्धगुप्त (उपरान्त चन्द्रगुप्त द्वितीय 
विक्रमादित्य) ने स्त्रीवेशमें जाकर शकराजको मार डाला 
श्रौर रानीकी रक्षा कर ली। तत्पश्चातू चद्धगुप्तने 
अपने बड़े भाई ( रामगुप्त )को मार कर ध्लुवदेवीसे 
विवाह कर लिया और स्वयं सिंहासनारूढ़ हो गया । 
रामगुप्तकी ऐतिहासिकता अब सभी विद्वानोंको मान्य है। 
रामचम्द्र-विजयनग रके देवराय द्वितीय (दे०)का पुत्र भर 
उत्तराधिकारी । १४२२ ई०में उसने केवल कुछ ही 
महीनों तक राज्य किया । 
रामचर्द्र देव-देवगिरिका यादव वंशीय शासक और 
कृष्णका पुत्र । पिता की मृत्युके समय वह श्रल्पायु था, 
अतएव उसका चाचा महादेव शासक बना। महादेवकी 
मृत्युके उपरान्त जब उसका पुत्र श्रय्यण सिंहासनासीन 
हुआ, तब रामचन्द्रने १२७१ ई०में उसका बध कर स्वयं 
पैतृक राज्य ग्रहण कर लिया | उसका राज्यकाल १२७१ से 
१३०६ ई०तक रहा। १२६२० में, दिल्लीमें सिंहासनासीन 
होनेसे ४ वर्ष पूर्व श्रलाउद्दीन खिलजीने, aaah 
राज्यपर भ्राक्रमण किया। इसमें रामचन्धकी पराजय 


hie€ 


४०६ 


रामचरित-रामपाल 





हुई और उसे अ्रत्यधिक धनराशि देकर सन्धि ae 
पड़ी । साथ ही उसे एलिचपुरकी arian आय भी कर 
रूपमें देनेको वाध्य होना पड़ा | 
बादमें रामचन्द्रने उक्त वाधिक धनराशि देना 

बंद कर दिया, तब सुल्तान श्लाउद्दीन खिलजी (१२६५- 
2३१६ ई०) ने १३०७ ई० में अपने सेनानायक मालिक 
काफूरके नेतृत्वमें उसके राज्यपर आक्रमण हेतु विशाल 
मुस्लिम सेना भेजी । रामचन्द्र की पुनः पराजय हुई TIT 
उसने संधिकी प्रार्थना की । उसे दिल्‍ली ले जाया गया 
ओर वहाँ सुल्तान अलाउद्दीनने उसके साथ सहृदयता- 
पूर्ण व्यवहार किया और उसका राज्य वापस लौटा 
feats अगले दो वर्षों तक रामचन्द्र देवने दिल्‍ली 
सल्तनतके अ्रधीनस्थ शासकके रूपमें राज्य किया और 
नियमित रूपसे निश्चित वाषिक कर दिल्‍ली भेजता 
रहा । १३०७ LH सुल्तान द्वारा वारगल (Fo) पर 
किये गये आक्रम्णमें रामचन्द्रने उसक्री सहायता की थी। 

रामचरित-सन्ध्याकर veal द्वारा संस्कृत भाषामें रचित 
गीति काव्य | इसकी रचना उसने राजा मदनपाल (Fo) 
( ११४०-५५ ई०)के राज्यकालमें की। मदनपालका 
पिता बंगाल और बिहारके पालवंशीय शासक रामपालका 
महासन्धि विग्रहिक था, जिसने-१०७७ से ११२० ई०- 
तक राज्य किया। रामचरित विलक्षण कृति है, यह 
sade रचना है । विलोम पाठ द्वारा गूढ़ार्थ करनेपर 
प्रकट रूपमें इसमें रामायणकी कथा है, किन्तु इससे 
पालशासक रामपाल देवके राज्यकालका इतिहास विदित 
होता है। इस विलक्षण ग्रंथकी हस्तलिखित प्रति 
महामहोपाध्याय पण्डित हरप्रसाद शास्त्रीकों नेपालमें 
१५६७ fot प्राप्त हुई। ( हरप्रसाद शास्त्री-मेमाय्स 
आफ waa एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, जिल्द 
३, संख्या १; रमेशचल्ध मजूमदार : बंगालका इतिहास, 
अंगरेजी, fez १) । 

mater म/नस-महाकवि गोस्वामी तुलत्षीदास (१५३२- 
१६२३ ई०)का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ । इस ग्रंथमें रामचन्द्र- 
जीके जीवनका, जनसुलभ हिन्दी भाषामें वर्णन किया 
गया है। “रामचरित-मानस” भारतमें हिन्दी भाषा- 
भाषियोंका पूज्य धर्मग्रन्थ हो गया है और इसे वही स्थान 
प्राप्त है, जो ईसाई धर्ममें बाइबिल को । 

रामदास, समर्थ गुरू-शिवाजी महाराज (१६२७-८० ई०)के 
गुरु। शिवाजीके चरित्न निर्माण site उनकी जीवनधारा- 
पर समर्थ गुरु रामदासका गंभीर प्रभाव पड़ा | उन्होंने 
wax योग्य शिष्यके मस्तिष्कमें मराठों को एकताके 


सूत्रमें wag करनेका विचार भलीभाँति बैठा दिया, 
जिससे हिन्दुओंपर मुसलमानों द्वारा fet जानेवाले 
श्रत्याचारों, गो-ब्राह्म ण, देवी मूर्तियों और मंदिरों को 
नष्ट होनेसे बचाया जा सके तथा हिन्दू धर्मकी रक्षा 
हो । समर्थ गुरुरामदासकी प्रेरणासे हीं शिवाजीने अपने 
द्वारा संस्थापित मराठा राज्य को धाभिक आधार fear 
इनकी उपदेश-वाणी 'दासबोध' नामसे प्रसिद्ध है । 

रासनगरका युद्ध-द्धितीय सिख-युद्धके दौरान १८४८ ई०- 
में अंग्रेजों और सिखोंके aye हुआ | इसमें दोनों पक्षों 
की अत्यधिक हानि हुई और युद्ध अनिर्णीत रहा । 

रामनारायण-प्रठा रहवीं शत/ब्दीके मध्यकालमें विद्यमान्‌, 
बंगालका प्रमुख व्यक्ति । प्लासी युद्धके उपरान्त राबर्दे- 
क्लाइवकी दृष्टि उसपर पड़ी, और वह उसका कृपापात्न 
हो गया। मीर जाफर (दे०)के शासनकालमें उसे 
बिहारका प्रबन्ध सौंपा गया aie उसका मुख्य कार्यालय 
पटना gat) AMT जब शाहजादा श्रली गोहर 
( उपरान्त शाह आलम द्वितीय ) (दे०)ने प्राक्रमण 
किया, रामनारायणने नगरकी रक्षा करनेमें विशेष 
योग्यता दिखायी । किन्तु are जाफरके उपरान्त जब 
मीर कासिम नवाब हुआ, उसे रामनारायणकी स्वामि- 
भक्तिपर संदेह हो गया। मीर कासिमने उसे सेवामुक्त 
करके १७६३ fod अंग्रेजोंका पक्षपाती एवं देशद्रोही 
होनेके कारण मरवा दिया । 

रामनारायण तकंरत्न (१८२२-८६)-आधुनिक बंगला 
भाषाका प्रथम नाटककार । वह संस्कृतका भी श्रच्छा 
विद्वान्‌ था और २७ वर्षों तक (१८५५-८२ )कलकत्ताके 
संस्कृत कालेजमें MAT रहा । उसने बंगला और संस्कृत- 
में कई नाटक लिखे। उसका १८५४ ईश०में प्रकाशित 
'कुलोनकुल ade? बेंगला भाषाका सर्वश्रथम नाटक 
माना जाता है। वह समाज-सुधारक भी था। अन्य 
रचनाएँ वेणी संहार, रत्नावली, अभिज्ञान शाकुन्तल तथा 
नवनाटक बँँगलामें और 'प्रायंशतकम्‌' तथा “दक्षयशम्‌' 
संस्कृतमें है । 

रामपाल-बंगाल तथा बिहारका १४वाँ पालवंशीय शासक, 
जिसने लगभग ४२ वर्षों (१०७७-११२० ई०) तक 
राज्य किया । रामपालसे पूर्व उसका ज्येष्ठ भ्राता मही- 
पाल हितीय शासक था, किन्तु कैबर्तोंक मुखिया दिव्य 
(Ro) प्रथवा दिव्योकके नेतृत्वमें जनता द्वारा विद्रोह करने- 
पर उसे सिंहासन भ्रौर जीवनसे भी हाथ धोना पड़ा | 
कुछ समय उपरान्त दिव्यका उत्तराधिकारी भीम सिंहा- 
सनासीन हुश्ला, किन्तु रामपालने उसे भ्रपदस्थ करके 


hol 


राममोहन राय, राजा-रामायण 


परिवारके सभी सदस्यों सहित उसका वध करा डाला। 
तदुपरान्त रामपालने राज्यमें Gell श्रव्यवस्थाको दूर 
करके सर्वत्र शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित की at 
amram ate उड़ीसापर विजय प्राप्त की और कन्नौजके 
गड़हवाल शासकको बिहारकी ओर साम्राज्य-विस्तार 
करनेसे सफलतापूर्वक रोका । सन्ध्याकर नम्दीने अपने 
विलक्षण काव्य-ग्रन्थ '“रामचरित' में रामपालकी उप- 
लब्धियोंका वर्णन किया 2 । 
राममभोहन राय, राजा-देखिये राय, राजा राममोहन | 
रामराजा-शिवाजी तृतीयका पुत्र और राजाराम (दे०) 
का dat राजाराम छत्तरपति शिवाजी (प्रथम) का 
द्वितीय पुत्र था। रामराजाकों शाहुजी (दे०) ने गोद 
ले लिया और उसकी मृत्युके उपरान्त रामराजा ही 
सताराका शासक हुआ। रामराजा gaa शासक सिद्ध 
हुआ ait मराठा राजनीतिमें उसका प्रभाव नगण्य- 
प्राय था । 
राम राय (रास राजा)-विजयनगर राज्यके शासक सदा- 
शिव राव (१५४२-६५ ई०) के शासनकालमें रामराय 
ही वास्तविक रूपसे राज्यका सारा कार्य करता था। 
वह कुशल एवं योग्य राजनीतिज्ञ था। उसने विजयनगर 
साम्राज्यके खोये हुए गौरबको पुनः स्थापित करनेका 
दृढ़ निश्चय किया । विजयनगरका प्रतिद्वन्द्री बहमनी 
राज्य पाँच भागोंमें बंट चुका था और रामरायने उन 
पाँचों सल्तनतोंके areata झगड़ोंमें हस्तक्षेप करनेकी 
नीति अपनायी । १५५८ go में उसने बीजापुर और 
गोलकुष्डाके सुलतानोंकी सहायतासे अ्रहमरदनगरपर 
आक्रमण कर दिया और उसे ध्वस्त कर दिया । उसके 
दुव्यंवहारसे क्रुद्ध होकर बरारके अतिरिक्त अन्य बहमनी 
सुल्तानोंने विजयनगरके विरुद्ध एक संघकी स्थापना की 
और sat झाक्रमण कर दिया। तालीकोटके प्रसिद्ध 
युद्धमें बहमनी सुल्तानोंने रामरायकों पराजित करके 
: मार डाला और विजयनगरको ध्वस्त कर दिया । 
रामसिह-पभ्रामेरके राजा जयसिंह (दे०)का ga, जिसने 
शिवाजी प्रथमको बादशाह भ्रौरंगजेबके कारागा रसे निकल 
भागनेमें मदद दी। जयसिंहसे व्यक्तिगत सुरक्षाका 
आश्वासन प्राप्त होनेपर ही शिवाजीने बादशाहके द रबा र- 
में जाना स्वीकार किया था, परंतु वहाँ पहुँचनेपर उन्हें 
छल-बलसे कारागारमें डाल दिया गया । तब रामसिंहने 
उन्हें कारागारसे निकल भागनेमें मदद दी । 
रामसिहने अपनी राजपूत सेना सहित दाराका पक्ष 
, लेकर सामूगढ़ (दे०) के युद्धमें ्रसाधारण वीरता 


Vow 





दिखायी थी; किंतु उसे पराजित होना पड़ा । १६८८ Fo 
में उसने आसामके अ्रहोम शासक गदाधर fag (दे०) 
के विरुद्ध मुगल सेनाका नेतृत्व किया, किंतु गोहाटीके 
निकट नौका-युद्धमें पराजित होकर बापस लौट आया । 
रामानन्द-भक्तिमार्गके उत्तरकालीन प्रचारकोंमें इनका 
स्थान महत्त्वपूर्ण है। वे चौदहवीं शताब्दीमें हुए थे । 
उनका जन्म प्रयागमें हुआ और उन्होंने उत्तरी भारतके 
समस्त तीथ्थस्थलोंकी यात्रा करके जीवनके अंतिम वर्ष 
दक्षिण भारतमें व्यतीत किये । वे श्रीरामके अ्रनन्य भक्त 
थे और उन्होंने वर्ण, जाति आदिके भेदभावसे दूर 
रहकर जन सामान्यकी बोलचालकी भाषा हिन्दीमें 
भक्तिमार्गका उपदेश दिया । उनके बारह प्रमुख शिष्यों- 
में कबी रके अतिरिक्त पद्मावती नामक महिला भी थी। 
रासानुजाचारयं-इनकी गणना प्रख्यात दार्शनिकों और- 
दक्षिण भारतीय वैष्णव सम्प्रदायके महान्‌ आचारयोमे 
होती है । वे बारहवीं शताब्दीमें हुए। उनकी शिक्षा- 
दीक्षा दक्षिणके प्रसिद्ध विद्या-केन्ध काँचीमें हुईं थी और 
तिरुचिरापल्ली (त्रिचनापल्‍ली) के निकट श्रीरंगम्‌ 
उनका निवास-स्थल at तिरुचिरापलली उन दिनों 
चोल शासक अधिराजेद्ध (दे०) के राज्यमें था, जो 
कट्टर MA था। चोल सम्राट्के उत्पीड़नके कारण 
रामानुज स्वामी होयसल वंशके जैन धर्मावलम्बी शासक- 
बिट्टिगके . राज्यमें मैसूर चले आये और वहाँ उन्होंने 
बिट्टिगको वैष्णव धर्मावलम्बी बना लिया | बिट्टिगने 
झपना नाम परिवर्तित करके विष्णुवर्धत (दे०) रखा 
और अपने शासनकाल (११११-११४१ Row) Fear 
तथा हलेबिडके भव्य मन्दिरोंका निर्माण कराकर उनमें 
विष्णुकी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित कीं | कुछ समयके उपरान्त 
रामानुज स्वामी पुनः श्रीरंगम्‌ वापस लौटे और वहीं 
उनका देहावसान हुआ | रामानुज शंकराचार्यके अद्वतवाद- 
के प्रमुख आलोचक थे श्रोर उनका मत विशिष्टादत मत- 
के नामसे विख्यात है । 
रामायण-संस्क्ृत साहित्यमें दो अतिश्रसिद्ध महाकाव्य हैं- 
रामायण और महाभारत । रामायणकी प्राचीनता 
निविवाद है। इसकी रचना वाल्मीकिने की थी । संस्कृत 
साहित्यमें इसे भ्रादि-ऋाव्य माना जाता है। कुछ विद्वानों- 
का अनुमान है कि रामायणकी रचना मूल महाभारत 
(जय या भारत) के उपरान्त हुई और इसका रचना- 
काल संभवत: ईसवी सनकी प्रारम्भिक शताब्दी है। 
किन्तु जिस रूपमें महाभारत आज दिन उपलब्ध है 
उससे निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि रामायणकी 


Vou 


रायगढ़-राय, राजा राममोहन 


रचना उसके पूर्व ही हुई होगी । रामायणमें रामचन्द्रजी- 


की कथा है जो अयोध्याके राजा दशरथके ज्येष्ठ पुत्र 
थे। कंकेयीके प्रति प्रतिज्ञाबद्ध पिताके वचनोंकी पूर्ति 
हेतु राम अपनी पत्नी सीता और श्रातृभक्त लक्ष्मणके 
साथ अ्रवधका राज्य Tat सिहासनका अधिकार छोड़कर 
१४ वर्षोके लिए बतको चले गये । सीताका रावण द्वारा 
हरण, हनुमानकी सहायतासे सीताकी खोज, रावणका 
वध और सीताकी अग्नि-परीक्षा आदिके अनेक प्रसंग इस 
महाकाव्यमें afta हैं । रामके अनुकरणीय afta और 
हिन्दुश्नोंके मान्य श्रादर्शोका रामायणमें विशद्‌ वर्णन है। 

रायगढ़-महाराष्ट्रका प्रसिद्ध दुर्ग, जिसका निर्माण छत्नपति 
शिवाजीने कराया था । १६७४ ई०में शिवाजीका स्वतंत्र 
शासक (छत्रपति) के रूपमें इसी दुर्गमें विधिवत्‌ राज्या- 
भिषेक हुआ था | उपरान्त १६८९-६० ई०में औरंगजेब- 
ने इसपर अधिकार कर लिया । 

रायचूर-भ्रति प्राचीन कालसे ही कृष्णा और तुंगरभद्रा 
नदियोंके बीचका उपजाऊ भू-भाग रायचूर दोगप्नाबके नाम 
से प्रसिद्ध रहा है श्लोर रायचूरका नगर इन्हीं दोनों 
नदियोंके. बीच एक दुर्ग द्वारा सुरक्षित है। सामरिक 

हत्ताके कारण ag नगर शताव्दियोंतक बहमनी और 

विजयनगरके राज्योंके बीच संघर्षका कारण रहा। 
अधिकांशतया इसपर बहमनी वंशकरा ही अभ्रधिकार रहा, 
पर १५२० ई०में विजयनगरके प्रसिद्ध शासक Hoes 
राय (दे०) ने बीजापुरके शासक इस्माइल भ्रादिलशाह- 
को परास्त करके रायचूरपर अधिकार कर लिया | तबसे 
लेकर १५६५ ई०में निजयनगर राज्यके नष्ट होनेतक 
इसपर विजयनगरका अधिकार रहा । 

राय वुर्लभ (दुर्लभ राय)-ब्ंगालके sara सिराजुद्दौलाकी 
Sard fara Ua सेनानायक | मीरजाफर नामक एक 
दूसरे सेनानायकसे मिलकर इसने नवाब सिरादुद्दौलाके 
विरुद्ध इस विचा रसे एक षड़यंत्र रचा कि अंग्रेजोंकी सहा- 
यतासे नवाबकों पदच्युत करके मीर जाफरको बंगालकी 
गद्दीपर बैठाया जाय । इसी षड़्यंत्रके फलस्वरूप पलासी- 
का यूद्ध (दे०) हुआ, जिसमें राय दुर्लभ भौर मीरजाफर- 
ने तवाबके साथ विश्वासधात किया भर युद्धमें निश्चेष्ट 
Wi waa: अंग्रेजोंको युद्धमें सफलता मिली और मीर 
जाफर बंगालका नवाब तथा राय दुलंभ उसका दीवान 
नियुक्त हुआ। किन्तु शीघ्र ही उससे मीर जाफर 
WAT हो गया और राबर्ट FART (दे०) के हस्तक्षेप- 
से ही उसके प्राण बचे । राय दुलंभकी जिस समय मृत्यु 
हुई, लोग उसको विस्मृत कर चुके थे । 


राय पिथौरा-देखिये 'पृथ्वीराज' । 
राय, महाराज क्ृष्णचन्द्र (१७२८-८२)-जन्म बंगालमें 
नदियाके एक dearer जमींदार परिवारमें । वे हिन्दू 
धर्म और संस्कृत साहित्यके महान्‌ पोषक थे । उन्होंने 
अनेक पण्डितों, मन्दिरों तथा धर्मार्थ पुण्यशालओ्रोंको 
प्रभूत दान fear उन्होंने नवाब सिराजुद्दौलाके विरुद्ध 
षड्यंत्नकारियोंको अ्रंग्रेजोंसे सहायता लेनेका परामर्श 
दिया था, किन्तु पलासीके युद्धमें उन्होंने स्वयं कोई 
सक्रिय भाग नहीं लिया । उनके बंशजोंमें सातवीं पीढ़ीके 
महाराज क्षौणीशचन्द्र हुए जो बंगालके गवर्नरकी कार्य- 
कारिणी परिषद्के १६२४ से १६२८ ई०तक सदस्य थे । 
राय, राजा राममोहन (१७७२-१८३३)-भा रतवर्षमें 
झाधुनिक युगके जन्मदाता। जन्म पश्चिमी बंगालके 
हुगली जिलेके राधानगर स्थलपर ब्राह्मण परिवारमें | 
शिक्षा-दीक्षा घरपर ही हुई 1 संस्कृत, अर रबी और फारसी- 
का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लेनेके उपरान्त २२ वर्षकी 
अवस्थामें उन्होंने अ्रंग्रेजी पढ़ना प्रारम्भ किया | वें कई 
भाषाओ्रोंके ज्ञाता थे । हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाई धर्म- 
ग्रंथोंके अध्ययनका उनके धार्मिक विचारोंपर गम्भीर 
प्रभाव पड़ा । १८०४ ई०से १८१४ ई०तक ईस्ट इंडिया 
कम्पनीकी सेवामें Ww ate श्रन्तिम पाँच वर्षों (१८०६- 
१४) में उन्होंने रंगपुर (Ma बंगला देशमें) में तत्का- 
लीन जिलाधीश डिग्बी मंहोदयके सरिश्तेदारके रूपमें 
कार्य किया । १५१४ foe उन्होंने कम्पनीकी सेवासे 
अवकाश ले लिया और १८१५४०में कलकत्ता AAT 
वहीं स्थायी रूपसे रहने लगे I 
१८०३ ई०में राम मोहनरायने फारसी भाषामें एक 
इश्तिहार प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने सभी aati 
प्रचलित अंधविश्वासों और मूर्तिपूजा आ्ादिका विरोध 
किया। रंगपुरके प्रवासकालमें उनके धामिक विचार 
जनसाधारणके सम्मुख प्रकट होने लगे थे, किन्तु १५१५ 
ई०में स्थायी रूपसे जब वे कलकत्तामें रहने लगे, THT 
उन्होंने श्रपने धामिक विचारोंका नियमित रूपसे पूर्ण 
निष्ठापूर्वक प्रचार प्रारम्भ किया, जिन्होंने १८२८ FoF 
ब्रह्मगादका रूप धारण किया । उन्होंने एकेश्वरवादका 
प्रचार किया, हिन्दुओओंके बहुदेववादका, विविध कर्मकांडों 
तथा मूर्तिपुजाका खंडन किया। उनके विचारानूसार 
उपनिषदों और वेदान्तशास्त्रोंमें ही हिन्दू धर्मका सच्चा 
स्वरूप उपवब्ध है और केवल निर्गुण ब्रह्मकी उपासना 
ही अभीष्ट है। उनका यह सिद्धान्त हिन्दू धर्मशास्त्नोंपर 
ही आधारित था, फिर भी स्वाभाविक था कि तत्कालीन 


Lye 


राय, WHT राममोहन 


कट्रपंथी fez समाज उनका घोर विरोध करता | 
wad: राममोहन रायकों सामाजिक बहिष्कार तथा 
विभिन्‍न उत्पीड़नोंकों सहना पड़ा । उनका धर्म निर्गुण 
एकात्मवाद अर्थात्‌ AMA था। उसमें पैगम्बरों तथा 
मूर्तिपुजाका कोई स्थान न था । अतएव उन्हें केवल हिन्दुओं - 
का ही नहीं seq मुसलमानों और कदर ईसाइयोंके भी 
तीव्र विरोधका सामना करना पड़ा। उन्हें धमकियाँ wz 
प्रलोभन दिये गये; किन्तु उन्होंने धीरता और साहससे 
काम लिया । वे अपने धामिक विश्वास तथा सिद्धास्तों 
पर अटल रहे । उन्होंने यह कभी अ्रस्वीकार नहीं किया 
कि मैं हिन्दू हूँ। उनका ध्येय हिन्दू धर्मानुयायी रहकर 
ही उसमें सुधार करना था | 

राजा राम मोहनराय मुख्यतः चिन्तनशील व्यक्ति 
थे। उनका उद्देश्य समस्त सामाजिक कुरीतियोंको 
मिठाना था। इसी कारण उन्होंने जाति प्रथा, बहु 
विवाह, सतीप्रथा, स्त्रीसमाजमें अज्ञान और विधवाशोंके 
पुनविवाहपर प्रतिबन्ध तथा सामान्य जनसमुदायके हेतु 
वैज्ञानिक शिक्षा-प्रणालीके अभाव आदिका घोर विरोध 
किया । वे इन' समस्त बुराईयोंको हटानेके पक्षमें थे भौर 
उनको aay carat प्रायः सभी दिशाओ्रों, विशेषतः 
शिक्षाके क्षेत्रमें, यथेष्ट सफलता मिली । स्वयं संस्कृतके 
विद्वान्‌ होते हुए भी वे अपने समस्त समकालीन विद्वानों- 
की श्रपेक्षा पाश्चात्य भाषाश्रों, विज्ञान एवं aera शञान- 
पर विशेष बल देते थे, जिससे पूर्व एवं पश्चिमके सम- 
न्वित aad लाभ उठाकर भारतीयोंकी नयी पीढ़ीका 
विकास हो सके । 

राजनीतिके क्षेत्रमें भी समस्त भारतीयोंमें राममोहन 
राय अग्रणी थे। स्वाधीनताके प्रति श्रदूट प्रेम और देश- 
वासियोंमें अपना शासन स्वयं कर लेनेकी क्षमता लाना 
उनके राजनीतिक दृष्टिकोणके मुख्य सिद्धान्त थे । उन्होंने 
संवैधानिक रीतिसे राजनीतिक श्रान्दोलनोंको चलानेका 
मार्ग बताया और इस दृष्टिसे उन्हें भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेसके बीज-वपनका श्रेय दिया जा सकता है। उन्होंने 
तत्कालीन ग्रवनेर-जनरल लाड्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रचलित 
किये गये प्रेस सम्बन्धी निर्देशों और १५२७ ई०के जूरी 
tae (अधिनियम) के विरुद्ध याचिकाएँ प्रस्तुत करके 
उनका विरोध किया ott अधिनियमकी विडंबना यह 
थी कि हिन्दुओं ate मुसलमानोंको केवल ईसाइयों 
(चाहे वे भारतीय हों waar यूरोपीय ) के ही नहीं बल्कि 
अपने धर्मानुयायियोंके मुकदमोंमें भी जूरीके रुपमें af. 
योगोंकी सुनवाई करनेका भ्रधिकार न था और ईसाइयों- 


Yow 


को हिन्दुओं और मुसलमानोंके वादोंकी सुनवाईमें जूरी 
बननेका अधिकार था । उन्होंने कर-मुक्त जमीनोंपर कर 
लगानेके सरकारी प्रस्ताव, ईस्ट इण्डिया कम्पनीके एका- 
घधिकार तथा विशेषाधिकारोंकी अवधि बढ़ानेका भी 
विरोध किया | उनकी प्रबल इच्छा थी कि भूमिकर कम 
किया जाये, ताकि क्रंषकोंकी दशामें सुधार हो। वे 
चाहते थे कि देशक्रा श्रौद्योगिक विकास हो तथा श्रंग्रेजों- 


की राजनीतिक प्रभुता और औद्योगिक उन्‍ततिके कारण 


भारतकी सम्पदाका प्रतिवर्ष इंग्लैण्ड निर्गमन बन्द हो । 
राममोहन राय मानव स्वतंत्रताके प्रेमी थे और उसे 
जाति, धर्म भ्रथवा क्षेत्रके श्राधारपर प्रतिबंधित करनेके 
विरुद्ध थे । १८५२१ ई०में नेपुल्सकी क्रान्तिकी असफलता 
का उन्हें उतनी ही मात्रामें - दुःख हुआ जितनी मात्रामें 
१८२३ ई०की [स्पेनिश अ्रमेरिकन राज्य-क्रान्ति और 
१८३० ई०की फ्रांसकी राज्य-क्रान्तकी सफलतासे 
THAT हुई । १८३० ई०से इंग्लैण्डमें होतेवाले सुधार 
आन्दोलनकी प्रगतिमें वे विशेष रुचि लेते रहे और 
१८३२ ई०में प्रथम सुधार अधिनियम पारित होनेपर 
उन्हें विशेष प्रसन्‍तता हुईं। उस समय वे इंग्लैण्डमें ही 
थे | १५३० ई०में वे तत्कालीन मुगल सम्राट्‌ WHAT 
द्वितीय (१८०६-३७) (दे०) की याचिका इंग्लेण्डके 
शासक ate वहाँकी संसद (फार्लियामेण्ट) के सम्मुख 
प्रस्तुत करने गये थे | मुगल सम्राट्ने उन्हें राजाकी 
उपाधि दी eft इंग्लैण्डमें अपने तीन वर्षोके प्रंवासकाल- 
में (१०३०-३३ fo) उन्होंने मुगल सम्रादका ही 
प्रतिनिधित्व नहीं किया, वरन्‌ पाश्चात्य जगतमें नवीन 
भारतका भी प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने लेखों 
और भाषणों द्वारा इंग्लैण्को भारतीय आात्माका परि- 
aa दिया । उन्होंने इंग्लैण्ड तथा फ्रांसमें जहाँ वे १८५३२ 
oh गये थे, अनेक गण्यमान विद्वानोंके सम्मुख 
योग्यतापूर्वक भारतीय दृष्टिकोणको प्रस्तुत किया और 
उनके विचारोंका सभी लोगोंने समुचित श्रादर भी 
किया । किस्तु इतना कठिन परिश्रम उनके स्वास्थ्येके 
हेतु अत्यन्त श्रहितकर faa हुआ और २७ सितम्बर 
१८३३ ई०को ब्रिस्टलमें उनकी मृत्यु हो गयी । 
राममोहन राय कुशल लेखक भी थे। उन्होंने 
फारसी, श्रंग्रेजी भर बंगलामें कई पुस्तकें लिखीं। बंगला 
साहित्यमें तो उनकी सशक्त लेखनीका योगदान इतना 
महत्त्वपूर्ण है कि उन्हें प्राधुनिक बंगला गद्य साहित्यका 
HAT कहा जाता है। उन्होंने फारसीमें तुहफातुल 
मुबाहिदीन” ate 'मनाजरतुल श्रादियान' नामक दो 


dy Le 


४१० 


राहिन्सन, ore हेनरी सेम्र-रासबिहारी घोष 





पुस्तकें, अंग्रेजीमें संक्षिप्त Fara, यीशुके सिद्धान्त, ईसाई 
जनतासे अपील तथा आप ब्रह्मके उपासनागृहमें क्‍यों जाते 
हैं? तथा बंगलामें बेदान्त सूत्र, ईश, केन, मुण्डक तथा 
माण्ड्कय उपनिषदें आदि ग्रन्थ रचे । (विशेष विवरण 
हेतु देखिये: एस० बी० कालेट-लाइफ Tes लेटर्स आफ 
राममोहन राय तथा रामानन्द चटर्जी कृत राममोहन 
राय एण्ड माडन इंडिया) 

रालिन्सन, ore हेनरी सेम्र-१६२० से १६२५ Go तक 
भारतका सेनाध्यक्ष । उसीके सेवाकालमें भारतोयोंको 
ब्रिटिश भारतीय सेवामें उच्च पद दिया जाना प्रारंभ 
हुआ । मार्च १६२५ ई०में दिल्लमें उसकी मृत्यु हो 
गयी । 

रालिन्सन, सर हेनरी क्रेसविंक (१८१०-९५)-ईस्ट इंडिया 
कम्पनीकी सैनिक सेवा हेतु १८५२७ ई०में भारत AAT! 
किन्तु भारत भ्राकर ag विख्यात प्राच्य-विद्याविद्‌ बन 
गया और बहिस्तानी भ्रभिलिखकी लिपिको सर्वप्रथम 
पढ़नेका श्रेय उसीको है। बेबीलोनिया। और असीरियेके 
प्राचीन इतिहासपर उसने कई उच्च alee ग्रंथ 
लिखे हैं । 

cree फ्रिंच-एक अंग्रेज व्यापारी, जो १५८३ ई०में भारत 
आया | उसने उत्तरी भारत, बंगाल, बर्मा, waar 
और श्रीलंकाकी यात्रा की और १५६१ ई०में सकुशल 
ws वापस लौट गया । उसने wet यात्राका जो 
विवरण तैयार किया वह उन श्रभिलेखोंमें से एक है, जिनके 
ग्राधारपर Sez इंडिया कम्पनीने अपने प्रारम्भिक व्यापार- 
की योजनाएँ बनायीं । 

रावण-रामायण महाकाव्यमें रावण लंकाके राक्षसोंका 
राजा और खलनायकके रूपमें चित्नित है ॥ उसने रामकी 
पत्नी सीताका छलपूर्वक हरण किया और अपने कुछृत्यों- 
के कारण परिवार सहित रामके हाथों saat qr 
हुई । 

राष्ट्रकूट वंश-इसका आरम्भ दन्तिदु्गंसे लगभग ७३६ ई०- 
में हुआ । उसने नासिक . (दे०) को अपनी राजधानी 
बनाया । उपरान्त इन शासकोंने मान्यखेत ( श्राधुनिक 
मालखंड ) को अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूटोंने 
७३६ fo से ६७३ ई० तक राज्य किया और इस वंशमें 
१४ शासक हुए, जो तिथिक्रमानुसार्‌ क्रमशः  दन्तिदुर्ग 
(७३६-७५६ fo), कृष्ण TAT ( ७५६-७२ ई० ), 
गोविन्द द्वितीय (७७३-८०), TT धारावर्ष (9८०-६३), 
गोविन्द तृतीय (७६३-८१४), WE अमोघवर्ष प्रथम 
(5८१४-७५), 307 द्वितीय (६७८-६१४) , इन्द्र तृतीय 


(६११४-२७ ), THAT द्वितीय (६२८-२६ ), गोविन्द 
चतुर्थ (६३०-३६), अश्रमोघवर्ष तृतीय (६३६-३६), 
कृष्ण तृतीय (६३६-६७), खोद्विग (६६७-७२) और 
aaa द्वितीय (६७२-७३) थे । 
दन्तिदुर्ग वात।पीके चालक्योंके श्रधीन सामन्‍्त था । 
उसने अंतिम चालुक्य शासक कीतिवर्मा द्वितीयको 
पराजित करके दक्षिणमें चालुक्योंकी सत्ता समाप्त-प्राय 
कर दी । तत्पश्चात्‌ कृष्ण प्रथमने चालुक्योंकी रही 
सही शक्ति भी नष्ट कर दी और एलोराके सुप्रसिद्ध 
कैलाशनाथ मन्दिरका निर्माण कराया जिसके फलस्वरूप 
भारतीय इतिहासमें उनका नाम अमर हो गया है | चौथे 
शासक श्रुवने गुजंर प्रतिहार शासक वत्सराजको पराजित 
किया और पाँचवे शासक गोविन्द तृतीयने उत्तरी भारत- 
पर ग्राक्रमण करके गुर्जर प्रतिहार शांसक नागरभंट्ट द्वितीय 
और पालशासक धर्मपालको पराजित किया। उसने राष्ट्र- 
कूटोंके साम्राज्ययों मालवप्रदेशसे दक्षिणमें कांचीतक 
विस्तृत कर दिया | छठा शासक अमोघवर्ष धर्मभीर और 
शान्तिप्रिय था, जिसने लगभग ६४ वर्षोतक राज्य किया । 
उसीने मान्यखेट ( मालखेड ) को रोष्ट्रकूटोंकी राजधानी 
बनाया | उसकी शक्ति और वैभवसे अरबयात्री सुलेमान 
इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने प्रमोघवर्षकी 
गणना विश्वके तत्कालीन चार महान्‌ शासकोंमें की । 
सातवें और आठवें शासक, कृष्ण द्वितीय तथा इन्द्र तृतीय- 
ने भी उत्तरी भारतपर आक्रमण किया था। इन्द्र तृतीयने 
alas तत्कालीन शासक महीपालको पराजित करके 
भागनेको विवश किया | बारहवें शासक कृष्ण तृतीयके 
शासनकालमें दक्षिणके चोलशासकोंसे एक दीघेकालीन 
संघर्ष आरंभ हुआ, जो राष्ट्रकूटोंके उत्तराधिकारी 
चालुक्योंके राज्यकालमें भी चलता रहा । 
राष्ट्रकूटोंका पराभव कल्याणीके चालुक्यों द्वारा 
हुआ । चालुक्यशासक तैलप उपनाम तैलने ६७३ Lo 
इस वंशके अल्तिम शासक कर्क्क ट्वितीयको पराजित 
करके मान्यखेटपर अधिकार कर frat राष्ट्रकूट शासक 
प्राचीन हिन्दूधर्मके प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य 
मन्दिरोंका - निर्माण कराया । वे संस्कृत तथा FAS 
साहित्यके पोषक थे । उनका धाभिक दृष्टिकोण उदार 
था। सिंधके मुसलमान अरब शासकोंसे उनके मैत्रीपूर्ण 
aaa थे। walt इस वंशके शासकोंको arg 
( बल्लराज ) सम्बोधित किया है 1 
राष्ट्रीय कांग्रेस-देखिये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 
रासबिहारी घोष-कलकत्ता हाईकोर्टके एक प्रमुख वकील, 


ayy 
राहुल-दक्नुद्दीन 


४११ 





जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके सूरत भ्रधिवेशन (१६०७) 
के प्रध्यक्ष चुने गये थे । इस अधिवेशनमें नरमदल wk 
गरमदल वालोंके Fa Ha संधर्ष हुआ और अधिवेशन 
भंग हो गया। इसके बाद कांग्रेसका ana अधिवेशन 
मद्रासमें हुआ । उसकी अध्यक्षता भी रासविहारी घोषने 
की । वे बहुत बड़े दानी भी थे। उन्हींके दानसे कलकत्ता 
विश्वविद्यालयमें स्नातकोत्तर शिक्षाकी व्यवस्था संभव हो 
सकी थी । 
राहुल-गौतमबुद्धका Ja | बाल्यावस्थामें ही उसके पिता 
( गौतमबुद्ध )ने उसे प्रवज्या देकर बौद्ध भिक्षु बना 
लिया था । 
रिपन, छार्ड जाज फ्रेडरिक सेमुअल राबिन्सन (१८२७- 
१९०९ ई०)-१८८० से १८८४ ई० तक भारतका AAT 
जनरल तथा वाइसराय । ग्लैडस्टोनक्री भाँति रिपनका 
भी राजनीतिक दृष्टिकोण उदार था, जिसके कारण az 
लोकप्रिय शासक सिद्ध हुआ | भारतमें आते ही: सर्वप्रथम 
उसने द्वितीय अ्रफगान-युद्ध (दे०) समाप्त करा दिया भ्रौर 
श्रब्दुरृहमानको अफगानिस्तानका अमीर मानकर वहाँसे 
समस्त ब्रिटिश सेनाएँ वापस बुला लीं। भारतके aration 
शासनमें सुधार करनेके विचारसे उसने उदार दृष्टिकोण 
अपनाया । फलस्वरूप शराब, स्पिरिट, wea और 
गोलाबारूद सदृश कुछ थोड़ीसी वस्तुओंको छोड़कर उसने 
मुक्त व्यापार प्रणालीको प्रचलित किया तथा नमकपर 
लगे करमें भी कमी कर दी। उसने ब्रिटिश सरकारको 
इस बातपर राजी करनेका भ्रसफल प्रयास किया कि 
जिन जिलोंका सर्वेक्षण हो चुका हो वहाँ वस्तुओं की 
मूल्यवृद्धकों छोड़कर अन्य किसी दशामें करवैद्धि न 
की जाय 1 
उसने अत्येक तहसीलमें ऐसी स्थानीय परिषदोंका 
निर्माण कराया, जिनमें जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि सरकारी 
अनुदानमें प्राप्त धनराशिको स्थानीय सड़कों श्रादि की 
मरम्मत, पहरेकी व्यवस्था तथा अन्य सा्वेजनिक्‌ झआावश्य- 
कतांश्रोंकी पूर्तिमें लगा सकें । उसने जिलाबोडोंकी स्थापना 
करके उन्हें शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण: तथा aa 
सार्वजनिक कार्योका प्रबन्ध-भार सौंप दिया। जिन नगरों- 
में नगरपालिकाश्रोंका गठन हो चुका था वहाँ उसने 
गैर-सरकारी अध्यक्ष चुने जानेकी प्रथा चलायी। ae 
लिटत (दे०) द्वारा १८७८ ई० में पारित वर्नाक्यूलर 
प्रेस-ऐक्ट रद्द कर दिया, जिससे देशी भाषाओं में प्रकाशित 
होनेवाले  समाचार-पत्नोंको भी श्रंग्रेजी पत्नोंकी भाँति 
स्वरतंत्नता प्राप्त हुई। उसने शिक्षाक्षेत्रमें हण्टर कमी शनके 


सुझावोंके प्राधा रपर प्राथमिक aie माध्यमिक ब्रिद्यालयों- 
में सुधार संबन्धी नीतिको स्वीकृति दे दी । १८८१ ई०में 
रिपनने मैसूरके बँटवारेको मान्यता दी और राज्यका 
शासन aegis राजाको इस शतंपर सौंप दिया कि शासन- 
कार्य Tae एवं उत्तम रीतिसे चलाया जाय । 

१८८१ ई०में ही भारतीय कारखानोंके श्रमिकोंकी 
स्थिति सुधारनेके लिए एक कानून बना, जिसके द्वारा 
नाबालिग बालकों की सुरक्षा हेतु ate कार्यके धंटोंके 
निर्धारण एवं खतरनाक मशीनोंके चारोंग्रोर बचाव हेतु 
समुचित रक्षा-व्यवस्था तथा निरीक्षकोंकी नियुक्तिका 
प्रावधान किया गया । किन्तु सुधारोंकी दृष्टिसे उत्तका 
सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य १८५८३ ई०का इल्वर्टबिल (Fo) 
था, जिसके द्वारा न्यायके क्षेत्रमें रंगभेदको दूर करनेका 
प्रयास किया गया था। इस बिलके द्वारा भारतीय 
न्यायाधीशोंको. भी यूरोपीय न्यायाधीशोंकी भॉति 
यूरोपियनोंके फौजदारी वादोंकी सुनवाईका अधिकार 
दिये जानेका सुझाव था । किन्तु इस बिल ( प्रस्ताव ) 
का यूरोपियन .तथा एंग्लोइंडियन समुदाय द्वारा इतना 
ofan fate हुआ कि बिलकी धाराभोंमें विशेष परि- 
वर्तन करके ही उसे पारित किया गया और रंगभेद बना 
रहा | फिरभी ऐसा प्रस्ताव रखने mat भारतीय 
जनतामें लार्ड रिपन की लोकप्रियता काफी बढ़ गयी । 
१८८४ Sot त्यागपत्र देकर प्रस्थात करते समय 
भारतीयोंने उसे सैकड़ों अभिनन्दन-पत्न देकर सम्मानित 
किया और शिमलासे बम्बई तककी mare दौरान 
स्थान-स्थानपर उसे भावभीनी विदाई दी गयी । 

रीडिंग, ors रुफ़स डेनियल आइजक्स (१८६०-१९३५)- 
१६२१ से १६२५ ई०तक भारतका वाइसराय तथा 
गवर्नेर-जनरल । उसने तत्कालीन भारतीय राजनीतिक 
परिस्थितियोंमें हिन्दू-मुस्लिम मतमेदोंका यथेष्ड लाभ 
उठाया और महात्मा गांधीको कारागार भेजकर असह- 
योग भ्रान्दोलनको दब्ानेमें सफलता प्राप्त की। भारतीय 
वैधांनिक समस्याझ्नोंके समाधानमें उसका कोई ठोस 
योगदान नहीं at 

रीमाकोस या डायमेचस-एक यूनानी राजदूत, जिसे सीरिया- 
के सम्राट्ने द्वितीय att ware बिन्दुसार (दे०) (३०० 
से २७३ Fogo) के दरबारमें भेजा ar | 

रुक्‍्नुद्दीन-दिल्लीके सुल्तान. इल्तुतमिशका पुत्र । इल्तुतमिश 
द्वारा श्रपनी gat रजियाको उत्तराधिकारी चुननेके 
बावजूद दरबारके MATT १५३६ Lot रुकनुद्दीनको 
ही शासक बनाया। किस्तु वह aaa शाशक निकला । 


112 


४१२ 
कुछ ही महीनोंके शासनके उपरान्त सिहासनसे उत्तर कर 
उसका बध कर दिया गया | 

खकनुद्दीन इम्नाहीम-दिल्‍लीके खिलजी वंशीय सुल्तान 
जलालुद्दीन खिलजीका उसकी बेगम मलकाजहांसे उत्पन्न 
छोटा पुत्र । जलालुद्दीन खिलजीकी हत्या उसके भतीजे 
और दामाद अलाउद्दीव खिलजी द्वारा करा दिये जाने- 
के उपरान्त मलकाजहाँके प्रभावसे wala ही जुलाई 
१२६६ ई०में सुल्तान घोषित sari तत्पश्चात्‌ अला- 
उद्दीनने उसे सिंहासनसे च्यूत कर at बना लिया श्रौर 
उसकी आँखें भी निकलवा लीं। इस तरह नवम्बर, 
१२६६ ई०में भ्रलाउद्दीन खिलजी दिल्लीका सुल्तान 
बना | 

wat बरबक-बंगालका शासक, जिसने १४६० से 
१४७४ foam राज्य किया । उसने अपने यहाँ बहुत- 
से हब्शियों (अ्रबीसीनियाँसे लाये गये गुलामों) को सेवा 
कार्यमें लगा रखा था। इनमेंसे कुछ गुलाम शासनके 
उच्चपदोंपर भी नियुक्त थे। उसकी गणना चतुर और 
न्यायप्रिय शासकोंमें होती है । 

RATA प्रथम-सोराष्ट्रके शकक्षक्रप जयदामाका पुत्र और 
इस शाखाके प्रवर्तक चष्टनका dla । उसकी राजधानी 
उज्जयिती (उज्जैन) थी । रुद्रदामा प्रथमने प्रायः १२८ 
से १५० ई०तक राज्य किया | वह इस वंशका सबसे 
प्रतापी शासक था । उसने अपने सम्बन्धी वासिष्ठी पुत्र 
पुलुमावि द्वितीयको पराजित करके पूरे सौराष्ट्रके श्रति- 
रिक्त मालवा, कच्छ, fare, कोंकण तथा. eT भू-भागों- 
पर भी श्रपना साम्राज्य स्थापित कर लिया 1 १५० ई० 
के लगभग उसने गिरनारके तिकट सुदर्शन झीलका 
जीर्णोद्धार कराया । प्रारम्भमें इस झीलका निर्माण 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौयेने कराया था और उसके पौल 
amet इसमेंसे कई नहरें निकलवायी थीं। 

रुद्रदामा द्वितीय-परवर्ती पश्चिमी क्षत्रपोंका एक शासक | 
मूल TAT शाखासे उसका सम्बन्ध स्थापित करना कठिन 
है । उसने सम्भवतः ३०१ से ३०५ ई०तक राज्य किया 
तो भी केवल नामके श्रतिरिक्त उसका कोई विशेष 
ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। 

रुद्रदेब-उत्तरी भारतका एक शासक, जिसका उल्लेख 
प्रयोग स्तम्भ-लेखमें हुआ है । समुद्रगुप्त (दे०) ने अपने 
राज्यकालके प्रारम्भमें ही उसको पराजित करके उसका 
राज्य अपने साम्राज्यमें मिला लिया ar) रुद्रदेव भौर 
उसकी राज्य सीमाओ्रोंका ठीक निर्धारण नहीं हो सका है | 

रुद्रम्मा देवी (रुद्रस्बा देवी अयवा TAM देवी)-बारंगलके 


waa इब्नाहीम-रुहेलखण्ड 

काकतीय वंशज शासक गणपति (दे०) की पुत्री । उसने 
प्रायः १२५६ से १२६५ ई० तक राज्य किया। उसे 
कदाचित्‌ अपने पिताके जीवनकालमें ही शासक नियुक्त 
कर दिया गया था। मार्कोपोलो (दे०) नामक प्रसिद्ध 
adie उस्तीके शासनकालके मध्य १२ वीं शताब्दीके 
ahaa दशकमें उसके राज्यमें भ्रमण किया तथा वह 
उसकी सुव्यवस्थित शासन-प्रणालीसे अत्यधिक प्रभावित 
हुआ था । 

रुद्रसिह-चौथो शताब्दीमें पश्चिमी क्षत्रषप वंशके रुद्रसिह 
द्वितीय तथा रुद्रसिह तृतीय, दो शासक हुए । रुद्रसिंह 
द्वितीयने प्रायः ३०४ Got राज्य किया था 1 उपरांत 
aa gag (शक) daar afar शासक रुद्र सिंह तृतीय 
zm, जिसे चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्यने पराजित कर 
शकोंका नाश कर दिया। सिक्‍कोंपर प्राप्त तिथिकी- 
गणनाके AAT उसका ३८८ ई०तक राज्य करना 
सिद्ध होता है। 

रुब्रसेन प्रथम-व्राकाटक वंशीय TATE प्रवरसेनका Thar 
तथा उत्तराधिकारी। उसने प्रायः ३३५ से ३४० ई० 
तक राज्य किया । 

रुद्रसेन द्वितीय-त्राकाटक शासक पृथ्वीशेष श्रथमका पुत्र 
और उत्तराधिकारी तथा रुद्रसेन प्रथमका पौत्र । इसके 
समय वाकाटकोंकी शक्ति बढ़ी हुई थी | झतएव गुप्त 
सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीयने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ताका 
विवाह उसके साथ कर दिया, किन्तु दुर्भाग्यवश केवल 
३८५ से ३६० ई० तक सफलतापूर्वक राज्य करनेके 
उपरान्त रुद्रसेनकी मृत्यु हो गयी | 

रुम्मिनदेई (लुम्बिनी)-तेपालकी तराईमें एक छोटा-्सा 
गाँव। यह नेपालके बिथरी जिले और उत्तर प्रदेशके 
बस्ती जिलेकी सीमाके निकट है। अनुश्रुतियोंके प्रतुसार 
बुद्धका जन्म लुम्बिनी ग्राममें gat ar यहाँपर सम्राट 
आअशोकका एक स्तम्भ पाया गया है। स्तम्भ-लेखके 
अनुसार THI, aT अपने राज्याभिषेकके बीसवें 
वर्षमें लुम्बनी ग्रामकी यात्रा की और वहाँ भगवान्‌ 
बुद्धके जन्म-स्थानपर उक्त स्तम्भकी स्थापना करायी। 

रुहेलखण्ड-प्रवधके उत्तर पश्चिम, गंगानदीके उत्तार और 
कुमायूँकी पहाड़ियोंके दक्षिणमें स्थित भू-भाग । १७४० 
ई०में अफगानोंकी रोहिल्ला नामक जाति द्वारा अधिकार 
कर लेनेके कारण इसका नाम रुहेलखण्ड पड़ा । यद्यपि 
इस भू-भागमें हिन्दू बहुसंज्यक थे, तथापि शासन रुहेलों- 
atari पानीपतके तृतीय युद्ध (बे०) (१७६१ ई०) 
में eat भ्रहमदशाह भ्रब्दालीका साथ दिया श्रौर १० 


2) ) 3 
रूप गोस्वामी-रेग्यूलेटिंग ऐक्ट 





वर्षोके बाद जत्र मराठोंका पुनरुत्कर्ष हुआ उन्हें, मराठोंसे 
भय होने लगा । इस कारण उन्होंने श्रवधके तत्कालीन 
AAT शुजाउद्दोलासे १७७२ Goh सुरक्षात्मक संधि की 
जिसके अनुसार मराठोंके आक्रमणके समय नवाब द्वारा 
सैतिक सहायता किये जाने और बदलेमें रुहेलोंकी ae 
तवाबको ४० लाख रुपयोंकी धनराशि देना स्वीकार 
किया गया । 

१७७३ ईमें मराठोंने रुहेलखण्डपर झ्ाक्रमण करना 
चाहा, पर रुहेलोंके संहायतार्थ अ्रंग्रेजोंके एक सैनिक 
aa afer नवाबकी tania ara देख वे पीछे ge 
गये। बादमें नवाबने १७७२ ई०की संधिके श्रनुसार 
रुहेलोंसे ४० लाख रुपयोंकी धनराशि माँगी । किन्तु 
रुहेलोंने इस बहानेसे उक्त धनराशि देता अस्वीकार 
कर दिया कि मराठे स्वयं लौट गये और नवाबकी सेना- 
को कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। इसपर रुष्ट होकर 
नवाबने १७७३ CoH अंग्रेजोंसे एक afer की जो बता- 
रसकी संधिके नामसे विख्यात है | इसके अनुसार सअंग्रेजोंने 
नवाबको एक सैनिक दुकड़ीकी सहायता देता स्व्रीकार 
किया, जिसके बलपर वह रुहेलोंसे उक्त धनराशि प्राप्त 
करनेमें समर्थ हो । इस प्रकार अंग्रेजी सेनाके बलपर 
नवाबने १७७४ ई०में आक्रमण करके रुहेला शासक 
हाफिज रहमत खाँको मीरनपुर कटराके Tae ATT डाला 
श्रौर केवल रामपुरके छोटे भू-भागको छोड़कर समस्त 
रुहेलखंडपर अधिकार कर लिया । 

अवधके नबाब और रुहेलोंके युद्धमें अंग्रेजी सेनाके 
इस प्रकारके अनुचित हस्तक्षेप की इंग्लैंड (पालियामेन्ट)- 
में तीव्र श्रालोचना हुई। तत्कालीन गवर्नेर-जनरल वारेन- 
हेस्टिग्सके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंमें एक आरोप इस 
अनौचित्यका भी था। यद्यपि arta हेस्टिंग्स इन आरोंपोंसे 
मुक्त कर दिया गया तथापि उसकी अत्यधिक भत्संना हुई। 
नबाब भी अधिक दिनों तक रुहेलखंडपर अपना अधिकार 
न रख सका श्रौर जब ws वेलेजली गवनेर-जनरल 
बनकर AAT तब १८०१ ई०में रुहेलखण्ड अंग्रेजोंको दे 
दिया गया । 

रूप गोस्वामी-प्रारम्भ में बंगालके शासक हुसैन शाह (दे०) 
(१४६२ से १५१८ fo) का मंत्री । रूप गोस्वामी 
अपनी सन्त प्रकृति श्र विद्वताके कारण अधिक विख्यात 
हैं। उन्होंने ब्रजभूमिमें निवास करते हुए लगभग २५ 
ग्रन्थोंकी रचना की, जिनमें 'विदग्धमाधव' तथा “'छलित- 
माधव” अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। (यवुनाथ सरकार कृत 
faegt आफ बंगाल, द्वितीव भाग) । 


४१३ 
रूपसती-मालवाके शासक वाजबहादुरकी विख्यात प्रेमिका | 
दोनोंकी प्रेम कथा हिन्दुओं और मुसलमानों की परंपरा- 
गत गाथाओ्रोंमें विशेषरूपसे afta है। मांडूमें स्थित दो 
सुन्दर इमारतें रूपमती. और वाजबहादुरके महलोंके 
नामसे विख्यात हैं । 
रेग्यूलेंटिंग ऐक्ट-१७७३ Loy इंग्लैण्डकी पालियामेन्ट द्वारा 
पारित विधेयक। इसका मुख्य ध्येय उत भारतीय भू-भागों- 
की शासत-अ्यवस्थामें सुधार करना था, जो ईस्ट इंडिया 
arth भ्रधिकारमें at चुके थे। ऐक्टके श्रनुसार 
कम्पनीका नया संविधात बनाया गया, जिसकी मुख्य 
धाराएँ थीं कि कम्पनीके निर्देशक ४ ails लिए चुने 
जाँय, उनमेंसे एक चौथाई प्रतिवर्ष अवकाश लें, तथा वे 
कमसे कम एक वर्ष निदेशकके पदसे पृथक्‌ रहें। 
कम्पनीके निदेशक प्रतिवर्ष इंग्लैण्डक्रे सर्वोच्च राजकोषा- 
घधिकारी (चांसलर aie एक्सचेकर) के सम्मुख ऐसे 
समस्त पत्न व्यवहार प्रस्तुत करें, जो भारतसे होनेवाली 
आयसे संबंधित हों | इसके साथही वे इंग्लैण्डके एक मंत्री 
को भारतकी सैनिक एवं शासन-व्यवस्थाके विवरणसे 
wana करायें। इसके wT बंगालमें ATT 
जनरलकी नियुक्ति की गयी, जिसकी सहायताके लिए 
चार सदस्योंकी कौंसिलका गठन हुआ श्रौर उसके बहुमत- 
को ही मान्यता देनेका प्रावधान रखा गया। समितिमें 
बहुमत न होनेपर गवर्नेर-जनरल को निर्णायक मत देनेका 
अधिकार दिया गया । साथही यह अधिकार भी दिया 
गया कि वे बम्बई और मद्रास प्रेसीडेन्सीकी सरकारोंकी 
गतिविधियों और देशी राज्योंसे उनके संबंधोंपर 
नियंत्रण रखें। 
इसके अनुसार वारेन हेस्टिग्स गवर्नर-जनरल तथा 
सर जॉन wafer, मानसन, फिलिप फ्रांसिस और रिचर्ड 
बारबेल कौंसिलके सदस्य बनाये गये । इनका कार्यकाल 
पाँच वर्षोकां नियत किया गया और भविष्यमें इनकी 
नियुक्ति होना कम्पनी द्वारा निश्चित हुआ । गवर्नर- 
जनरलका २५,००० Fos और परामर्शदात्री समितिके 
सदस्योंका १०,००० पौण्ड alan बेतन भी TAHT 
gar | HARTA CH सर्वोच्च न्यायालयका गठन किया 
war, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथादीन सहायक न्या- 
याधीश नियुक्त हुए । सर एलिजा इम्पी मुख्य न्यायाधीश 
बने और उन्हें ५,००० पौण्ड वाधिक वेतन देना स्वीकृत 
हुआ। यद्यपि रेग्यूलेटिंग ऐक्टका मुख्य ध्येब शासनके 
समस्त कार्योमें एकही व्यक्तिके श्राध्िपत्य एवं तानाशाही- 
को रोकता था, तथापि इसमें कई दोष थे । 





ilu 


VUE 
aa प्रथम दोष यह था कि कम्पनी द्वारा बंगालके 

वास्तविक शासनकों अपने हाथोंमें लेनेक्े पश्चात्‌ भा 
बंगालके नवावकों सत्ता बनी ही रही, जिससे विधि- 
विधान संबन्धी प्रभुता कम्पनीके हाथोंमें न रहकर बंगालके' 
नबाबके हाथोंमें ही रही। ऐक्टका दूसरा दोष यह था 
कि कौंसिलका बहुमत यदि गवर्नर-जनरलके विरुद्ध रहा 
तो शासन-संचालनमें मतिरोध उत्पन्त हो सकता था। 
गवर्नर-जनरल और कौंसिलका मद्रास और बम्बईकी 
प्रेसीडेन्सियोंपर नियंत्रण भी सीमित था waa: दोनोंही 
प्रेसीडेन्सियां गवर्नर-जनरल तथा उसकी कौंसिलकी पूर्व 
अनुमति लिये बिना ही, देशी राज्योंसे युद्धमें फंस गयीं । 
सर्वोच्च न्यायालयकी अ्रधिकार-सीमाकी भी कोई स्पष्ड 
व्याख्या ऐक्टमें न थी, जिसका परिणाम भविष्यमें 
अत्यधिक अ्रहितकर सिद्ध हुआ । 

रेमाँ-एक प्रसिद्ध फ्रांसीसो सेनानायक | हैदराबादके 
निजामने १७६४ ई०में अपनी सेताका पुत्गंठन करनेके 
लिए उसकी नियुक्ति को । कुछ श्रत्य फ्रांसीसी पदाधि- 
कारियोंकी सहायतासे उसने यह कार्य बड़ी कुशलतासे 
सम्पन्न किया, किन्तु १७६८ ई०में तिजामने aac 
HALA AS वेलेजलीके दवाब डालनेपर उसे पद मुक्त कर 
दिया । तिजाम शत्रुओ्रोंसे अपनी रक्षाके लिए अंग्रेजोंसे 
सहायतासंधि करना चाहता था। लाड्ड बेलेजलीने यह 
शर्ते रखी कि निजाम पहले श्रपनी सेवामें नियुक्त सभी 
फ्रांपीसियोंको निकाल दे। 

रेलें, भारतमें-नार्ड हा्डिज (१८४४-४८ fo) के शासन- 
कालमें इसकी प्रारम्भिक योजना तैयार हुईं, किन्तु रेल 
पटरी बिछानेका कार्य डलहौजी (१८४८-५६ ई०)के 
शासन-कालमें बड़ी कठिनतासे इंग्लैण्डकी सरकारकी 
अनुमति मिलनेपर १८५३ ईश्में प्रारंभ GAT) पहले 
इस कार्यकी प्रगति धीमी थी। तथाकथित सिपाही- 
विद्रोहके समय बंगालमें कलकत्तेसे रानीगंज तक और 
बम्बई प्रेसीडेन्समें बम्बईसे थाणा तक, कुल २०० मील ही 
रेल-लाइन बिछायी जा aay ये दोनों लाइनें छोटी होते 
हुए भी इतनी उपयोगी सिद्ध हुई कि १८५६ ई०में देशभरमें 
५००० मील लम्बी रेल लाइनें बिछानेकी स्वीकृति दे दी 
गयी। प्राइवेट ब्रिटिश कम्पन्तियोंने इस कार्यमें प्रावश्यक 
पूंजी लगाना स्वीकार किया । सरकारने उन्हें HAT कम 
पाँच प्रतिशत वाधिक लाभको गारन्टी प्रदान की । इसके 
साथही इससे अधिक लाभको सरकार तथा कम्पनियोंके 
बीच बाँट लेनेका निश्चय gar | संरकारकी AIA इस 
कार्यमें कम्पनियोंकी हानिको पूरा करनेका aaa भी 


रेमाँ-रेलें, भारतमें 
far गया। इसके बदलेमें भारत awe इन 
कम्पनियोंका नियंत्रण, कार्यविधि एवं व्यय प्रादिकी जाँच- 
का अधिकार अपने हाथोंमें सुरक्षित रखा । साथही यह 
शर्ते भी रखी गयी कि २५ वर्षोक्े उपरांत सरकार चाहे 
तो उन कम्पनियोंक्रों खरीद सकती है । 
सैनिकोंकों कम रेल भाड़ेकी सुविधा और डाककी 
निःशुल्क सेवा भी इसी अ्रनुबन्धके अन्तर्गत थी। फिर भी 
इस व्यवस्थामें कई दोष थे, जिनके कारण ऐसी झ्राथिक 
हानियोंका भार भी सरकारपर आ पड़ा, जिन्हें वह 
अनुबन्धकी शर्तोंके अधीन रोकनेमें saad dt) इस 
व्यवस्थासे लाभ यह हुआ कि भारतवर्षमें यंत्रचालित 
यातायात व्यवस्थाका प्रारंभ हुआ AIT इसीके द्वारा सम्पूर्ण 
देशमें सरकारी रेलोॉंका जाल fear देनेका पथ प्रशस्त 
हुआ । डलहौजीने सम्पूर्ण भारतवमें एकही प्रकारकी 
रेल लाइन बिछानेका विचार किया था परन्तु योजनाके 
कार्यान्वित होनेपर तीन प्रकारकी लाइनें बिछीं-बड़ी 
लाइन, छोटी लाइन और तीसरी सरकारी लाइन । 
१८७० fod प्रारंभ होनेवाले दशकमें भारत सरकारने 
स्वयं रेल बिछाने और चलानेका कार्य प्रारंभ किया । 
बीसवीं शताब्दीके प्रारंभतक भारतीय रेलोंकी 
व्यवस्था तीन प्रक/रकी थी। कुछ रेलें कम्पनियोंके व्यक्ति- 
गत प्रबन्धमें चलतो थीं, कुछ सरकारी प्रबन्धमें तथा कुछ 
सरकारी रेलें होनेपर भी उनका प्रबन्ध कम्पनियोंके 
हाथमें था। इसके बाद नयी कम्पनियोंको रेल area 
बिछानेका कार्य देना प्रायः बन्द कर दिया गया श्ौर 
पुरानी कम्पनियोंके पट्टे समाप्त होनेपर सरकार उन 
कम्पनियोंकी रेलें खरीदती गयी । सभी रेलोपर समान 
नियंत्रण-व्यवस्थाकी आवश्यकता दिन-ति-दिन अनुभव 
की जाने लगी थी, श्रतः १६०५ ई०में रेलवे बोडडे- 
की स्थापना की गयी। प्रथम महायुद्धके उपरान्त रेलवे 
asa पुनर्गठन हुआ और रेलको राज्य-प्रबन्धमें लानेमें 
शीघ्रता की गयी | १६२५-२६ ई०से रेलवेका HAT बजट 
बनाया जाने लगा। समस्त रेलोंको सरकारी स्वामित्व 
और प्रबन्ध-व्यवस्थामें छानेके कार्यकी गति क्रमिक रीति- 
से तेज कर दी गयी तथा नयी रेलवे-लाइन बिछानेका 
कार्य भी तेजीसे श्रागे बढ़ाया गया | फलतः स्वतन्त्नता- 
प्राप्तिकि समय सम्पूर्ण देशमें ४३००० मील लम्बी 
रेलकी लाइनें हो गयीं, किन्तु विभाजनके बाद भार- 
तीय गणतंत्रमें ३५३६५ मील लम्बी रेल aed बची हैं । 
बतंमान रेलें प्रायः प्रतिदित ४० लाख यात्री ate 
३ लाख ७० हजार टन माल देशभरमें ढोती हैं। इस 





LYS 


रेबेल, जेस्स-रोज़, सर हा 
कार्यमें १२०० करोड़ रुपयोंकी पूंजी लगायी गयी है Aix 
११ लाख व्यक्ति सेवारत हैं। भारतीय रेलोंसे सरकार- 
की साधारण may उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। 
१६५५-५६ ई०में ३६ करोड़, १६६०-६१ में ५६ 
करोड़, १६६१-६२ में ७६ करोड़, और १६६२-६३ में 
८२ करोड़ रुपयोंका लाभ हुग्ना । रेलोंका भारतीय wi- 
व्यवस्थापर भी fate sara पड़ा है| इनसे दुभिक्ष या 
अकालके समय स्थिति सँभालने और उद्योग केन्द्रोंतक 
कोयला पहुँचानेका कार्य सरल हो गया है। रेल व्यवस्थासे 
कपास, जूट और At उद्योगोंको विशेष सहायता 
मिली है । देशके दूरस्थ भागोंसे कृषि-जन्य वस्तुओंको 
बाजारसें उचित मूल्यपर बेचना सुगम हो गया है। रेलोंके 
द्वारा भारतमें उद्योगीकरणकी प्रक्रिया द्रुतगतिसे आगे 
बढ़ रही है | रेलोंका राजनीतिक महत्त्व भी कम नहीं । 
इनके द्वारा लोग देशके एक भागसे दूसरे भागतक सरलता, 
कम खर्च तथा शीघ्रतासे aa सकते हैं और उससे 
देशंकी एकताकी चेतना बलवती होती है। 

रेबेल, जेम्स-१७६४ ई०में नियुक्त बंगालका भू-सर्वेक्षण 
अधिकारी, जिसने १७७६ ईश्में बंगालका मानचित्र 
प्रस्तुत किया । वह भारतीय भूगोल शास्त्रका ज-मदाता 
माना जाता है। उसने १७८३ Fok अंग्रेजीमें संस्मरण 
तथा भारतका मानचित्र और Media उप महाद्वीपमें 
ब्रिटिश सेनाकी गंतिविधियाँ' नामक पुस्तकें लिखीं । 

रैफल्स, सर टामस स्टैम्फोर्ड (१७८१-१८२६)-प्रसिद्ध अंग्रेज 
प्रशासक, जिसने पूर्वी एशियामें यथेष्ट नाम कमाया । 
सिंगापुरकी नींव उसीने डाली थी। प्रारंभमें ag ईस्ट 
इण्डिया कम्पनीमें लिपिक ara ari १८०४ ई०में उसे 


सहायक सचिव नियुक्त करके पेनांग भेजा गया और वहीं-. 


पर उसने १८०७ ई०में सचिव पद प्राप्त किया | १८5०८ 
ई०में उसने मलक्काका महत्त्व बताते हुए यहाँपर 
कम्पनीका अश्रधिकार बनाये रखनेका प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किया । पहले कम्पनीने उक्त स्थल छोड़ देनेका निश्चय 
कर लिया था। उसके प्रतिवेदतके आधारपर कम्पनीने 
अपना पहला आदेश वापस ले लिया। १८१० ईश्में 
उसने भारतके तत्कालीन “गवर्नर-जनरल लार्ड मिण्टो 
प्रथमको जावा द्वीपकी व्यापारिक महत्ता स्पष्ट करते 
हुए उसपर श्रधिकार कर लेनेकी सलाह दी । 

जावा उन दिनों फ्रांसीसियोंके ग्रधिकारमें था। अतः 
यहाँपर अधिकार स्थापित कर लेनेकी योजता बनानेके 
लिए उसे मलक्का भेजा गया | उसने यह कार्य योंग्यता- 
पूर्वक सम्पन्न किया भौर १८११ ई०में जावाको जीतनेके 


४१५ 
उपरान्त उसे ही वहाँका लेपिटनेण्ट-गवर्नर “faa किया 
गया । रैफल्सने १८११ ई०से १८१६ ई० तक सुचारु 
रूपसे उसका शासन क्रिया और स्थानीय करोंमें कमी 
करनेके पश्चात्‌ भी वहाँसे कम्पनीकों होनेवाली ara 
आठ गुना वृद्धि कर दी । १८१८ ई०से १८२३ Go तक 
वह सुमात्नाका शासक रहा भौर वहाँ भी उसे पूर्ववत्‌ 
सफलता मिली | 

इसी बीच २६ जनवरी १८१६ ई०को उसने आधु- 
निक सिंगापुर तथा झआसपासके भू-भागोंपर भारतीय 
अंग्रेजी सरकारकी श्रनुमतिसे श्रधिकार करके उक्त नगर- 
की नींव डाली और वहाँके बन्दरगाहकी सुरक्षाका 
समुचित प्रबंध किया । सामरिक एवं व्यापारिक दृष्टिसे 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण इस नगरके विकासका श्रेय उसीको है, 
क्योंकि इसके द्वारा ही हिन्द महासागरसे wea महा- 
सागर तकके जलमार्गपर श्रंग्रेजोंका नियंत्रण स्थापित हो 
संका । रैफल्स विद्वान्‌ भी था और उसने १८१७ fot 
“जावाको इतिहास' ara पुस्तककी रचना की। उसे 
जीव-वैज्ञानिक अ्रध्ययनमें भी विशेष रुचि थी। उसने 
१८२५-२६ ई०में लन्‍्दन स्थित “आ्राणिविज्ञान समिति/ 
( जुओओलाजिकल सोसाइटी ) फी संस्थापनामें विशेष 
सहायता दी। उसे एफ० Alo एस० तथा एल० एंल० 
Sto की उपाधियाँ भी प्रदान की गयी थीं | 
रैयत-रैयत' और “रियाया' शब्दोंका प्रयोग ऐसे कृष कोंके 
लिए होता था, जो किसी जमींदारके carat थे श्रथवा 
उसकी भूमिपर कृषि करके उसे निश्चित लगान देते थे । 
रैयतवारी प्रथा-देखिये, aft व्यवस्था । 
रोज, सर ह्व-प्रसिद्ध ब्रिटिश सेनानायक, जिसे तथाकथित 
सिपाही-विद्रोह (दे०)का दमन करनेके लिए भारत भेजा 
गया । १५५४ ई०के अन्तमें वह भारत ATA Ae मऊ- 
की सैनिक छाँवनीको svar मुख्य कार्यालय बना कर 
मध्य भारतमें सफल सेनिक अभियान चलाया । १८५८ 
ई०के प्रारंभमें उसने अलीगढ़पर अधिकार कर लिया, 
सागरको मुक्त किया तथा तात्या टोपे (दे०)को बेतवाके 
युद्धमें cued at झाँसीके किलिपर भी अधिकार कर 
लिया | तत्पश्चात्‌ कोंचके युद्धमें विद्रोही सिपाहियोंके 
एक दलको परास्त किया। उसकी इन सफलताश्रोंसे 
ऐसा जान पड़ा कि केवल छह महीनोंमें ही मध्य भारतमें 
विद्रोहको कुँचल दिया जायगा, किन्तु इसी बीच झाँसीकी 
रानी (दे०)और तात्या टोपेने, जिनका पीछा अंग्रेजी 
सेना कर रही थी, ग्वालियरपर अधिकार कर लिया 
ate वहाँकी aT हस्तगत करके नाना साहबकोः पेशवा 


Ye 


४१६ 


घोषित कर दिया। इससे विद्रोहियोंमें नंव-स्फूर्ति श्रा 
गयी और विद्रोहकी afta दक्षिणी ओर बढ़नेकी 
सम्भावना दिखने लगो। सर हा, रोजने अपने 
सैनिकोंका मनोबल बढ़ाते हुए ग्वालियरपर आक्रमण 
कर दिया और विद्रोहियोंको लगातार दो युद्धोंमें परास्त 
किया। इनमेंसे एक युद्धमें झाँसीकी रानी पुरुष वेशमें 
युद्ध करती हुई वीर-गतिको प्राप्त हुईं। जून १८४८ 
ई०में रोजने ग्यालियरपर ga: झ्धिकार कर लिया और 
मध्य भारतके विद्रोहको area करके अपनी सैन्य-संचालन- 
क्षमताका परिचय दिया । 

रोनाल्‍डशे, अलं-(१९१७ ई०से १९२२ ई०)-तक बंगाल- 
का गवने र | देखिये, जेट लेण्ड, लार्ड | 

रोशन आरा, बेगम-शाहजहाँ बादशाह Whe मुमताज महल- 
की दूसरी पुत्री । उत्तराधिकारके युद्धमें उसने चारों 
भाइयोंमेंसे औरंगजेबका पक्ष लिया और राजधानीमें 
होनेवाली समस्त गतिविधियोंकी सूचना गुप्त रूपसे 
ओऔरंगजेबकों भेजकर उसे सिंहासन प्राप्त करनेमें सहायता 
दी । वह दाराकी कदर शत्रु थी और उसे काफिर करार 
करके उसका बध कर देनेके पक्षमें थी ! 

रो, सर टामस-इंग्लैंडके शासक जेम्स प्रथम द्वारा राजदूत 
नियुक्त होकर १६१५ ई०में बादशाह TSA दरबार- 
में भेजा गया । वह सूरतके बन्दरगाहपर उतरा और 
अजमेरमें जहाँगीरके दरबारमें उपस्थित gar; रो 
सुशिक्षित तथा दूतकार्यमें निपुण व्यक्ति था । भारतके 
सम्राटकी ea अंग्रेजोंको व्यापारिक सुंविधा एवं 
सुरक्षा दिलानेके हेतु सधि करनेके लिए उसको यहां 
भेजा गया था | रो शीघ्र हीं जहाँगीरका कृपापात्र बन 
गया | वह प्रजमेर, मांडू तथा अ्रहमदाबादके दरबारोंमें 
३० वर्षों तक रहा । यद्यपि पूर्वोक्त श्राशयकी संधि 
करानेमें उसे सफलता नहीं मिल सकी, तथापि. उसके ही 
प्रयाससे ही अंग्रेजी कम्पनीकों मुगल साम्राज्यके कई 
नगरोंमें व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करनेकी -अनुमति 
भ्रवश्य मिल गयी । इसके साथ ही मुगल प्रशासकोंकी 
दृष्टिमें अंग्रेजोंकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गयी । 

रो, हालैण्ड और पुर्तगाल निवाप्तियोंकी सेन्‍्यबलपर 

mata व्यापार-नीतिके विरुद्ध था। Baa: उसने 
इंग्लेण्डकी कम्पनोको यही परामर्श दिया कि वह अपनी 
गतिविधियोंकों केवल वाणिज्य एवं व्यवसाय तक ही 
सीमित रखे । उसने कम्पनीकी बड़े alata सेवा की 
ait १६१६ ई०में भारतसे स्वदेश लौट गया । 

रौलेद ऐक्ट-१६१६ ई०में ब्रिटिश भारतकी केन्द्रीय विधान 


DAM, अल-लक्ष्मण सेन 


प्ररिषदूके सभी गैर सरकारी भारतीय सदस्यों द्वारा 
विरोध करनेपर भी दो भ्रधि नियम पारित किये गये, जो 
Qe tae’ कहलाये। रौलट कमेटी द्वारा १९१७ 
SoH प्रस्तुत प्रतिबेदनमें दिये गये सुझावोंको कार्यान्वित 
करनेके उद्देश्यसे ये दोनों अ्रधिनियम पारित किये गये 
थे। कमेटीने कानूनोंमें कठोरता लानेकी संस्तुति इस 
तकंके साथ की थी कि उसे देशमें व्यापक रूपसे विध्वंसक 
कार्यवाहियोंके प्रमाण मिले हैं। दोनों अ्रधिनियमोंमेंसे 
एकके द्वारा प्रेसपर व्यापक एवं कठोर नियंत्रण लगानेकी 
व्यवस्था थी और दूसरे अ्रधिनियम द्वारा राजनीतिक 
बन्दियोंके सम्बन्धमें बिता जूरीके केवल जज द्वारा ही 
निर्णयकी व्यवस्था थी | इसके साथ ही प्रान्तीय सरकारों 
द्वारा ऐसे व्यक्तियोंकों नजरबन्द रखना न्याय-संगत 
माना गया, जिनपर विध्वंसक कार्यों में भाग लेनेका 
संदेह हो | 

रौलेट tae (भ्रधिनियम) बननेसे समस्त देशमें 
तीब्र श्रसंतोष फैल गया और हड़तालें हुईं । कुछ स्थलोंपर 
दंगे भी हुए। gat जालियावाला बाग (दे०) का 
पाशविक ह॒त्याकाण्ड हुआ, जिसके फलस्वरूप १६२० 
ई०में अ्रसहयोग प्रान्दोलन आरम्भ हुआ । ये संमस्त 
उपद्रव अ्धिका रियोंकी अदूरदर्शिताके प्रतिफल थे, क्योंकि 
ऐसी कोई sear a थी, जिसके लिए इतने कड़े भ्रधि- 
नियमोंकों पारित करनेकी श्रावश्यकता होती, star कि 
इस तथ्यसे सिद्ध है कि सरकारको दोनों अ्रधिनियमों 
द्वारा जो व्यापक ग्रधिकार प्राप्त हुए थे, उनको प्रयोगमें 
लानेकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी । 


a 

लक्ष्मण-रामायगके नायक TAK छोटे भाई 1 चौदह वष- 
के वनवास कालमें वे बड़े भाईके साथ रहे और अराजीवन 
अपने बड़े भाईका अनुगमन किया । प्रतिहार (दे०) 
राजा अपनेको Salat वंशज कहते थे । 

लक्ष्मण सेल--त्रंगालके राजा बल्‍लालसेनका Ga तथा 
उत्तराधिकारी । वह या तो ११८४-८५ ई०में या कुछ 
वर्ष पहले ११७८-७६ ईशमें गद्दीपर बैठा। उंसने WIT 
राज्यकालके प्रारम्भिक वर्षोमें कामरूप (प्रासाम) को 
अपने meta किया भौर बनारसके गाहडबाल राजाको 
हराया । वह विद्वानोंका श्राश्नयदाता था । गीतगोविन्दके 


लक्ष्मणावती-ललितादित्य॑ 


Ww ४१७ 





रचबिता sata तथा पवनदूतके रचयिता धोई उसके 
राजकवि थे । प्रसिद्ध हिन्दू धर्मशास्त्रकार हलायुधका भी 
वह ग्राश्रयदाता था। 
परंतु बादके जीवनमें वह पुरुषार्थहीन हो गया था । 

art राजधानी नदियामें ag जिस समय दोपहरको 
भोजन कर रहा था, मलिक इख्तियारुद्दीन मुहम्मद 
खिलजीने या तो ११६६ ई०में या १२०२ ई०में अचा- 
wa हमला कर दिया। मुसलमान इतिहासकारोंके 
अनुसार खिलजी सरदार अपने साथ केवल wee 
घुड़सवार ले गया था। उसने प्रचानक नदियापर हमला 
बोल दिया। लक्ष्मण सेन (जिसका नाम मुंसलमान 
इतिहासकारोंने राय लक्ष्मनिया लिखा है) अपने महलके 
चोर दरवाजेसे भाग गया और पूर्वी बंगाल चला गया, 
जहाँ उसके वंशजोंने श्रगले पचास वर्षोतक अ्रपना स्वतंत्र 
राज्य कायम रखा | 

लक्ष्मणावती-देखिये, are’ । 

लक्ष्मनिया राय-देखिये, 'लक्ष्मण सेन' । 

लक्ष्मी कर्ण-चेदि (बुन्देलखंड) के कलचुरि राजा गांगेय 
देव (दे०) का पुत्र तथा उत्तराधिकारी, जिसने लगभग 
१०४०-१०७० ई०तक राज्य किया | लक्ष्मीकर्णने समूचे 
दक्षिणी दोग्नाबको जीता, बंगालके पाल राजासे संधि 
कर कलिंगतक राज्यका विस्तार कर लिया । Te 

* गुजरात, मालवा तथा दक्षिणके राजाप्रोंने मिलकर उसे 
युद्धमें परास्त कर दिया और मार डाला । 

लूक्ष्मीबाई-झाँसीकी रानी, (दे०) जो इस बातसे बहुत 
कुपित थी कि १८५३ fot उसके पतिके मरनेपर लार्ड 
डलहौजीने जब्तीका सिद्धांत लागू करके उसका राज्य 
हड़प लिया । saga सिपाही-विद्रोह शुरू होनेपर वह 
विद्रोहियोंस मिल गयी और at a रोजके नेतृत्वमें 
अंग्रेजी फौजका डटकर वीरतापूर्वक मुकाबिला किया । 
जब अंग्रेजी फौज किलेमें ga गयी, लक्ष्मीबाई किला 
छोड़कर कालपी चली गयी और वहाँसे युद्ध जारी रखा। 
जब pratt for गयी तो रानी लक्ष्मीबाईने तांत्या टोपे 
(30) के सहयोगसे शिन्देकी राजधानी ग्वालियरपर 
हमला बोला, जो अ्रपनी फौजके साथ कम्पनीका वफादार 
बता हुआ at) लक्ष्मीबाईके हमला करनेपर वह ATT 
प्राणोंकी रक्षाके लिए आगरा भागा और वहाँ पअंग्रेजोंकी 
शरण ft लक्ष्मीबाईकी वीरता देखकर शिन्देकी फौज 
विद्रोहियोंस मिल गयी । रानी लक्ष्मीबाई तथा उसके 
सहयोगियोंने नाना साहब (दे०) को Amar घोषित 
किया ate महाराष्ट्रकी शोर धावा मारनेका मनसूबा 


ater, ताकि मराठोंमें भी विद्रोह्वाग्नि फैल जाय । इस 
संकटपूर्ण घड़ीमें सर a रोज तथा उसकी फौजने रानी 
लक्ष्मीबाईको a afar सफलताएँ प्राप्त करनेसे 
रोकनेके लिए जीतोड़ कोशिश की । उसने ग्वालियर 
फिरसे ले लिया और मुरार तथा कोटाकी दों लड़ाइयोंमें 
रानीकी सेनाको पराजित किया। १७ जून १८५८ fo 
की लड़ाईमें रानी, जो एक घुड़सवारकी पोशाकमें थी, 
मारी गयी । विद्रोही सिपाहियोंके सैनिक नेताप्रोंमें रानी 
सबसे श्रेष्ठ भोर बहादुर थी ae उसकी मृत्युसे मध्य 
भारतमें विद्रोहकी रीढ़ ze गयी । 

लखनऊ-उत्तर प्रदेशमें गोमतीके तटपर स्थित एक प्रमुख 
नगर | यह भ्रवधके नवाबोंकी राजधानी रहा है । उन्होंने 
यहाँ कई सुन्दर महल तथा मसजिदें बनवायीं । गदर 
(दे०) के समय लखनऊने महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा की । 
कुछ समयतक' इसपर विप्लवियोंका भ्रधिकार रहा। 
नवम्बर १८५७ SoH सर कालिन कैम्पबेलके नेतृत्वमें 
एक ब्रिटिश सेनाने इसपर फिर अभ्रधिकार कर fears 
यहाँ एक विश्वविद्यालय भी स्थित है और aa यह उत्तर 
प्रदेशकी राजधानी है । 

लखनऊ समझौता--१९१६ ई०में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
और मुसलिम लीगके बीच हुआ । इसके द्वारा मुसलिम 
लीगने प्रथक्‌ निर्वाचन क्षेत्र तथा दोनों सम्प्रदायोंके बीच 
सीटोंके न्‍्यायोचित बँटवारेके श्राधारपर भारतको स्वराज्य 
दिलानेके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको सहयोग देना 
स्वीकार कर लिया | 

रूखनौती-देखिये, ‘its’ । 

लगमान (अथवा रूमगान)--प्रफगानिस्तानमें जलाला- 
बाद और काबुल नदीके उत्तरी तठपर स्थित- स्थानीय 
नगर | उसने पास gt पुले दुरन्तामें आरामाई भाषामें 
अशोकका एक शिलालेख मिला है। इससे प्रमा- 
fora होता है कि लगमान अशोकके साम्राज्यके श्रंतगंत 
था। उसके लगभग एक हजार वर्ष बाद यह जयपाल 
(दे०) के राज्यमें सम्मिलित था। लगभग ६६० Foy 
अमीर सुवुक्तगी नने इसे जयपालसे छीन लिया। इसके 
बाद से यह अफगानिस्तानके राज्यका एक भाग है । 

ललितादित्य-कऋश्मी रके कर्कोट वंश (दे०) का राजा। 
जिसने ७२४ से ७६० ई०तक' राज्य किया । उसने अनेक 
युद्धोंमें विजय प्राप्त की, कन्नोजके यशौवर्मा (दे०) को 
पराजित किया ate तिब्बतियों तथा सिन्धु नदीके तटपर 
तुर्कोपर भी विजय श्राप्त की। उसने बंगालके एक 
राजाको भी हराया | उसने अनेक विहारों, मन्दिरों तथा 


Uys 


ede 

भवनोंका निर्माण कराया, जिनमें मातंण्ड-मंदिर सबसे 
विख्यात है। 

लबणसेन-बंगालके WIT देवपाल (लगभग ८५१०-८५० 
ई०) का सेनापति | कहा जाता है कि उसने आसाम 
और कलिंगको जीता | 

लाखा-१३८२ से १४१८ ई०तक मेवाड़का राणा | 

ला, जीन-एक फ्रेंच सैनिक जो श्रठारहवीं शताब्दीके मध्यमें 
भारत आया । उसका परिचय शाहजादासे हो गया जो 
बादमें बादशाह शाह आलम द्वितीय (१७५६-१८०६ 
ई०) हुआ | उसने संस्मरणोंमें शाहजादेके बारेमें श्रपने 
विचार व्यक्त किये हैं । 

ors मलिका-चुनारके हाकिम ताज खाँकी पत्नी। १९२८ 
ई०में उसके सौतेले पुत्नने उसके पतिकी gar कर दी । 
विधवा होंनेके बाद उसने शेरखाँ (बादमें शेरशाह) से 
शादी कर ली श्जौर न केवल Fas किलेपर, बल्कि 
उसके खजानेपर भी उसका कब्जा करवा दिया । इस 
प्रकार उसने शेरशाहकों उसके विजय पथपर अ्रग्रसर 
किया, जिसके फलस्वरूप १५४० SoH वह दिल्‍लीका 
बादशाह at गया । 

छा बोददने-भा रतमें पहला श्रांग्ल-फ्रांसीसी युद्ध (दे० )छिड़ने- 
के समय मारीशसका फ्रांसीसी गवर्नर । उसमें नेतृत्वकी 
सहज क्षमता थी । भारतीय समुद्रोंमें कोई फ्रांसीसी जंगी 
बेड़ा न होनेपर उसने फ्रांसीसी व्यापारिक जहाजों और 
देशी नौकाञ्नोंका एक बेड़ा तैयार किया ate कारोमंडल- 
के तटपर पहुँचा sat पेयटन (Fo) के नेतृत्ववाले 
ब्रिटिश जंगी बेड़ेको बंगालकी खाड़ीकी ओर भगा दिया 
और सितम्बर १७४५ ई०में मद्रासपर अधिकार कर 
लिया । फ्रांसीसियोंकी यह एक उल्लेखनीय सफलता थी, 
परंतु ला aaa इसके बाद ही डूप्लेसे झगड़ा कर बैठा। 
एक तूफानने उसके बेड़ेको तितर-बितर कर दिया। 
फिर भी १७४८ ई०में एक्स-ला शैपेलेकी संधि होनेतक 
मद्रास फ्रांप्तीसी कब्जेमें रहा। १७४८ ई०की संधिके 
अनुसार मद्रास अंग्रेजोंकी वापस मिल गया, १७५६ Lo 
श्रवकाश ग्रहण BAIT ला बो्दनेने अपने संस्मरण 
प्रकाशित कराये | 

लायडजाजं, डेविड (१८६३-१९४५ ई०)-ब्रिटिनका एक 
राजनेता, जिसने प्रथम विश्वयुद्धमें श्रपने देशको विजयी 
बनाया । वह छः साल (१६१६-२२ fo) तक ब्रिटेन- 
का प्रधान-मंत्री रहा। १६४४ ई०में उसे 'पिअरकी 
geet प्रदान की गयी । वह लिबरल विचारधाराका नेता 
था और कोषागार-मंत्रीकी हैसियतसे उसने ब्रिटेनमें 


लर्वणेसैन-लारेस, os जाने 
कल्याणकारी राज्यकी स्थापनाके लिए भूमिका तैथार 
की । उसने प्रधान-मंत्रीकी हैसियतसे "१६१८ ईश्में 
इंग्लैंडकों विजयी बनाया । वह सोलह वर्ष (१६०६-२२ 
ई०) am ब्रिटिश राजनीतिपर हावी रहा श्र बीसबीं 
शताब्दीके प्रथम चतुर्थाशमें शांति तथा युद्धकालमें ब्रिटेन- 
का भाग्य-निर्णय यदि किसी एक cafes हाथमें रहा 
तो वह व्यक्ति लायड SIS था। उसने भारतके' संबे- 
धानिक विकासमें भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया । श्रगस्त 
१६१७ की प्रसिद्ध घोंषणा उसीके प्रधान मंत्रित्वकालमें 
हुई, जिसमें कहा गया था कि क्रमिक रीतिसे स्वशासन 
की प्राप्ति भारतमें ब्रिटिश शासनका लक्ष्य है। इस 
घोषणाके बाद ही उसने १६१६ ई०का गवरनंमेंन्ट AG 
इंडिया tac पास कराया WIT इस प्रकार भारतको 
संसदीय लोकतंत्र के मार्गपर art बढ़ाया। 
लारेंस, कर्नल awe (१६९७-१७७५ ई०)-एक प्रसिद्ध 
अंग्रेज जनरल, जिसने १७४८ ई० में भारतमें ईस्ट इंडिया 
कम्पनीकी फोजमें नोकरी की । उसने कुडलूरपर फ्रांसीसी 
हमला विफल कर दिया, परन्तु बादमें फ्रांसीसियोंने उसे 
बंदी बना लिया और एक्स-ला-शैपेले (दे०) की संधिके 
बाद वह रिहा हुआ । १७४६ ई० में देवीकोट छीननेके 
समय राबर्ट TART उसका अ्रधीनस्थ अफसर था, उसी 
समयसे दोनों जीवन भरके मित्र बन गये। स्ट्रिन्जर 
लारेंसने aad क्लाइवकी जीवन-दिशाकों मोड़ देनेमें 
भारी सहायता की | १७५२ ई० में जब alas नेतृत्वमें 
एक कुमुक तिचनापल्‍ली भेज़ी गयी, क्लाइव अधीनस्थ 
अफसरके रूपमें उसके साथ था। 
उसने PAAR हर प्रकारसे प्रोत्टाहन प्रदान किया 
और युद्धके wat उसको आवश्यकतासे afew श्रेय 
प्रदान किया । क्लाइवको जबकि बंगाल भेज दिया गया, 
वह दक्षिणमें बना रहा । विन्दवाश (दे०)की लड़ाईमें 
अंग्रेजोंकी विजयमें उसका भी हाथ था। पांडिचेरीके 
फ्रांसीसी गवर्नर काउण्ट डी लाली (दे०)ने १७५८०५९- 
ई०में जब ME सेंट जाजंपर घेरा डाला, वह वहाँकी 
area कमाण्डर था । उसने लालीकी फौजोंको खदेड़ 
दिया। उसने १७६६ ई०में अवकाश ग्रहण किया age 
वीर और परात्रमी -अफसर था और कर्नाटकके युद्धों 
(दे०)में अंग्रेजोंकी बिजयमें उसका भारी योगदान रहा। 
BLA, BIS जान (१८११-७९ ई०)-भारतका १८६४- 
१८६६ fo तक वाइसराय तथा गवनेर-जनरल । बह 
सर हेनरी. लारेंस (Fo )का छोटा भाई था और कम्पनी- 
की नॉकरीके लिए १८३० fo में कलकत्ता MAI था। 


५१५ 


alta, सर हेनरी मांटगौमरी-लालकुर्तो आन्दोलन 


वह सबसे पहले दिल्लीका ग्रसिस्टेंट कलक्टर नियुक्त हुआ 
और फिर उस्तीस वर्ष (१८३०-४६ई०) तक वहाँका 
मजिस्ट्रेट तथा कलक्टर रहा। इस अ्रवधिमें उसने 
सालगुजारी व्यवस्थापर विशेष ध्यान दिया | वह स्थायी 
बन्दोबस्तके पक्षमें था, रैयतपर ताल्लुकेदारोंके श्रत्या- 
चारोंका विरोधी था और रैयतकी स्थिति सुधारना 
(दे०) चाहता था। प्रथम fara-qa (दे०)में पंजाबमें 
लड़नेवाली भारतीय-ब्रिटिश सेनाको facet das रसद 
भिजवानेमें इसने विशेष तत्परता दिखायी । इसके पुर- 
स्कार-स्वरूप उसे ३४ वर्षकी श्रवस्थामें ही जलंधर- 
दोझ्राबका कमिश्नर बना दिया गया | १८५३ ई०में वह 
पंजाबका चीफ़ कमिश्नर नियुक्त gat) उसने पंजाबके 
प्रशासनको ३२ जिलों तथा ३६ अधीनस्थ रियासतोंमें 
ater, पुलिस दल संगठित किया, एक जिलेको दूसरे 
जिलेसे मिलाज़ेवाली सड़कों तथा नहरोंका निर्माण कराया, 
न्यायकी व्यवस्था की और अपराध-संख्या कम की। गदर 
छिड़नेपर उसने पंजाबी सेनाकी सहायतासे हिन्दुस्तानी 
सिपाहियोंके हथियार ले लिये । उसने पंजाब सेनाकी 
संख्या १२,००० से बढ़ाकर ५६००० कर दी, पंजाबको 
अंग्रेजोंका वफादार बनाये रखा और दिल्लीकी मददके 
लिए fara पलटन भेजी । Yo सितम्बर १८५८ को 
दिल्लीपर अधिकार कर लिया गया । 
गदरके समय उसकी सेवाओ्रोंके उपलक्ष्यमें उसे बेरन 
बना दिया गया ate श्राजीवन पेन्शन प्रदान की गयी। 
बादमें इसके पुरस्कार-स्वरूप उसे १८६४ Lo भारतका 
वायसराय तथा गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया । उसने 
अगले पाँच वंर्षतक भारतका प्रशासन बड़ी योग्यताके 
साथ चलाया | उसने सामान्यजनोंकी अ्रवस्था सुधारनेका 
प्रयास किया और भारतीयोंमें शिक्षा-प्रसारक्री योजनाशरों- 
में रुचि ली। वह उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांतमें श्रग्नसर 
नीतिके विरुद्ध था। उसने १८६३ ०में श्रफगानिस्तानके 
me दोस्त मुहम्मद (Zo )की मृत्यु होनेपर उसकी गद्दी- 
के लिए छिड़जानेवाले गृह-युद्ध में ग्रहस्तक्षे पकी नीति बरती 
और इस प्रकार सरकारको अफगानिस्तानके आन्तरिक 
मामलोंमें उलझनेसे बचाया | बादमें उसकी यह नीति 
त्याग दिये जानेके फलस्वरूप दूसरा अफगान-युद्ध (दे०) 
हुआ । इस युद्धमें धन-जनकी भारी क्षति हुई और यह 
प्रमाणित हो गया कि उसकी अहस्तक्षेपकी नीति 
उचित थी । 
TTS, सर हेनरी AMAT (१८०६-५७ई० )-एव प्रसिद्ध 
ब्रिटिश सैनिक तथा राजनेता । उसने ब्रिटिश शासनको 


¥4e 
विशेष रीतिसे-पंजाबमें मजबूत बनानेमें योगदान किया । 
बह श्रीलंकामें पैदा gat at, १८२३ ई ०में बंगाल आा्टि- 
लरी (तोपची पलटन) में भर्ती हुआ और प्रथम बर्मी-युद्ध 
(दे०)प्रथम अफगान-युद्ध (दे०) तथा प्रथम सिक्‍्ख-युद्ध 
(दे०)में भाग लिया । वह पंजाबको ब्रिटिश भारतीय 
साम्राज्यमें सम्मिलित करनेके विरुद्ध और इसके पुन- 
निर्माणको नीतिके पक्षमें था 1 ag arated ब्रिटिश रेजी- 
डेंट तथा महाराज दिलीपसिहके बालिग होनेतक शासन 
कार्य चलानेके लिए गठित परिषद्का भ्रध्यक्ष नियुक्त 
किया गया। १८४६ ई०में दूसरे सिक्ख-युद्ध (बे० ) के बाद, 
जिसके फलस्वरूप पंजाब ब्रिटिश भारतमें मिला लिया 
गया, वह नये प्रान्तके प्रशासन बोड्डका अध्यक्ष नियुक्त 
किया गया | उसके जिम्मे राजनीतिक मामले रखे गये 
तथा उसके भाई जान लारेंसको, जो उससे छः साल छोटा 
था, ध्रांतके वित्तीय प्रशासतका भार सौंपा गया | हेचरी 
का मत था फि fara सरदारोंको आजीवन Gera तथा 
जागीरें देकर उनके साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करना 
चाहिये, परंतु जानका मत था कि ग्रांतके राजस्वकों घटा- 
कर तथा जमींदारोंके श्रधिकारोंको नियन्त्रित करके 
सामान्य लोगोंकी अवस्था सुधारनी चाहिए। तत्कालीन 
गवनेर-जनरल ws डलहौजीने जानकी नीति ठीक समझी 
और हेनरीका तबादला ब्रिटिश रेजीडेंटके रूपमें राज- 
पूताना कर दिया गया । राजपृतानामें कार्य करते समय 
उसने भारतकी सेनामें सुधार करनेकी अः्वश्यकतापर 
बल दिया और गदरकी सम्भावनाके विरुद्ध चेतावनी दी, 
परन्तु, उसकी बातोंपर ध्यान नहीं दिया गया। मार्च 
१८५७ fo में वह लखनऊ भेजा गया ale दो महीने 
बाद मई १८५७ ई० में गदर शुरू हो गया | लखनऊ 
विप्लवियोंका केन्द्र बन गया AIT २६ जूनको लखनऊ रेजी- 
डेन्सीपर घेरा डाल दिया गया। उसने रेजीडेन्सीकी रक्षा- 
की व्यवस्था की। २ जुलाईको एक गोला उसके ऊपर 
oraz गिरा, जिससे ag aaa gt गया। दो far बाद 
उनकी मृत्यु हो गयी | 
हालकुर्ती आन्दोलन-इसका प्रारम्भ, उत्तर-परिचम ATT 
प्रदेशमें अब्दुल गपफ़ार खाँने १६३० FoF किया । यह 
आन्दोलन अंग्रेजोंके विरुद्ध थाऔर इसमें भारतीय राष्ट्र 
बाद तथा इस्लामके विश्व-बंधृत्वके सिद्धान्तोंका सम्मिश्रण 
था । यद्यपि यह प्रान्दोलन अहिसात्मक था, पर सीमान्‍्त- 
के पठानोंके स्वभावमें fear और प्रतिशोधकी भावनाओं 
के प्रबल होनेके कारण उसका अहिसात्मक स्वरूप सरका र- 
की दृष्टिमें सदैव संदिग्ध बना रहा । फिर भी सीमान्त 


Yyde 


४२३२० 


लालमोहन घोष-लाली कावंट डी 





प्रदेशके निवासियोंपर इस आान्दोलनका कुछ काल तक 
विशेष प्रभाव रहा और इसीसे कांग्रेस दलको प्रान्तीय 
विधान सभाके चुनावमें सफलता मिली । १६४७ fot 
स्वतंत्नता-प्राप्ति एवं देशके विभाजनके समय वहाँ कांग्रेस 
दल सत्तारूढ़ था। alata प्रदेशके पाकिस्तानका भाग 
बन जानेके उपरांत लालकुर्ती श्रान्दोलनने नया रूप 
धारण किया और पख्तूनिस्तानकी स्थापनाकी मांग रखी, 
जिसमें सीमान्तके कबीलाई इलाकोंका एक स्वतंत्र 
राज्य बनानेका सुझाव था । किन्तु पाकिस्तानकी 
नयी सरकारने इस आन्दोलतकों गैर-कानूनी घोषित 
कर दिया | 

लालमोहन घोष (१८४९-१९०९)-एक बैरिस्टर, जो कल- 
कत्ता हाईकोर्टमें वकालत करते थे। जब १८७७ Low 
ब्रिटिश सरकारने आई० सी० एस ०की परीक्षामें बैठनेकी 
वयसीमा २१ से घटाकर १६ करनेका विचार किया, 
जिससे कि भारतीयोंका उसमें प्रवेश कठिन हो जाय तो 
इंडियत एसोसिएशन, कलकत्ताने भारतीयोंकी AA एक 
स्मृतिपत्न तैयार किया भ्रौर १८७६-८० ईं०में एक प्रति- 
निधि मंडल लालमोहन घोषके नेतृत्वमें ब्रिटेन भेजा । 
घोषने भारतीयोंका पक्ष प्रभावशाली ढंगसे प्रस्तुत किया 
जिसका प्रभाव ब्रिटिश जनतापर पड़ा । उन्हींके श्राग्रहपर 
ब्रिटिश सरकारने विधिविहित सिविल सब्विसका निर्माण 
किग्रा । इस सफलतासे उत्साहित होकर बे पुनः ब्रिटेन 
गये और ब्रिटिश are चुनावमें उदार दलके प्रत्याशीके 
रुपमें खड़े हुए। वे चुनाव तो नहीं जीत सके लेकिन 
उनके प्रयत्नोंसे भारतीय राष्ट्रीय श्रांदोलनको बल मिला। 
बे पक्के संविधानवादी थे और ब्रिटिश सं रक्षणमें श्रौपनि- 
बेशिक स्वराज्यके पक्षमें थे । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको 
उनसे बहुत बल प्राप्त हुआ I 

लालूसिह-एक fara सरदार, जो १८४३ SoH पंजाबके 
महाराज दिलीप सिंहकी राजमाता रानी जिन्दा कौरका 
बजीर नियुक्त हुआ। दो साल बाद प्रथम सिक्‍ख-युद्ध 
शुरू होनेपर उसने fara सेनाका नेतृत्व सँभाल लिया, 
परंतु उसके श्रहदीपनके कारण मुदकी (१८४५ ई०) 
तथा फीरोज शाह (इस गाँवका वास्तविक नाम फीरूशहर 
था, जिसे अरंग्रेजीमें फीरोजशाह लिख दिया गया । -सं० ) 
की लड़ाइयोंमें तथा भ्रंतमें सुबराहानकी लड़ाई (१८४६ 
इं०)में सिक्खोंकी हार हुईं, जिसके फलस्वरूप प्रथम 
सिक्ख-युद्ध समाप्त हो गया। लाहौरकी संधि (१८४६ Ho ) 
के द्वारा लाल सिंह वजीर बना रहा। परन्तु यह संदेह 
किया गया कि ब्रिटिश कठपुतली, कश्मी रके राजा गुलाब 


सिंह (दे०) के ऊपर किये गये हमलेके पीछे उसका हाथ 
था, इसलिए उसे पदच्युत कर दिया गया | 

लालसोंद की लड़ाई-महादजी शिन्दे और मुगल सेनाके 
बीच १७८७ ई०में छेड़ी गयी, जिसमें fare पराजित 
gall इसके फलस्वरूप कुछ समयके लिए शिन्देका 
उत्कर्ष रुक गया । 

लाला छाजपत राय (१८५६-१९२८ ई०)-पंजाबमें जन्म, 
पेशेसे वकील ,और धर्मसे श्रायं-समाजी थे। उन्होंने 
कांग्रेसके उत्कर्ष में मुख्य सहयोग दिया att लोकमान्य 
तिलक (दे०) तथा विपिन चंद्र पाल (दे०)के साथ उसे 
नरम दलके पथसे हटा कर गरम दलके पथपर चलाया। 
इसलिए ब्रिटिश सरकार उनपर कुपित हो गयी और 
१६०७ SoH उन्हें VATA ३ Haas बर्मा निर्वासित 
कर दिया । वे १६१६ ई०में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके 
कलकत्ता श्रधिवेशनके अध्यक्ष बने तथा अ्रसहयोग आंदो- 
लनमें सम्मिलित हो गये और १६२८ ई०में साइमन 
कमीशनके बहिष्कार आंदोलनमें प्रमु्ष भाग लिया 1 ३० 
अक्तूबरको पुलिसने बेंतोंसे उनकी पिठाई की, जिससे २७- 
नवम्बरकों उनकी मृत्यु हो गयी । उन्होंने अंग्रेजीमें कई 
पुस्तकें लिखीं, जिनमेंसे 'दुःखी भारत'में इस देशके ब्रिटिश 
प्रशासनकी कड़ी fear की गयी थी । वे देशके प्रमुख 
राजनीतिक नेताप्रोंमें गिने जाते थे और करोड़ों देशवासी 
उनके प्रति श्रसीम प्रेम भर श्रद्धाका भाव रखते थे। 
नयी दिललीमें उनके नामपर लाजपत नगरकी स्थापना 
की गयी है । 

लाली wre डी-एक फ्रांसीसी जनरल, जिसका पिता 
आयरिश था। फ्रांसी सरकारने उसे डूप्ले (दे०) के 
स्थानपर TAAL बना कर भेजा। वह १७५८ ईश्में 
पांडिचेरी पहुँचा और आते ही फोर्ट सेंट डेविड अंग्रेजोंसे 
छीन लिया। परंतु इसके Haar उसे भारतमें और 
कोई सफलता नहीं मिली। ag वीर, ईमानदार तथा 
कुशल सेतापति था, परंतु जल्द उत्तेजित हो जानेवाला 
तथा दूसरोंकी सलाह न माननेवाला था। उसने तंजौरके 
राजाको पुराना कर्ज चुकानेको विवश करनेके लिए उसके 
राज्यपर झ्राक्रमण कर दिया, परंतु श्राक्मण विफल रहा। 
इससे भारतमें फ्रांसीसियोंकी प्रतिष्ठाको भारी धक्का 
लगा । इसके बाद उसने मद्रासपर घेरा डालकर उसपर 
दखल करनेकी कोशिश की । उसने हैदराबादमें निजामके 
दरबारसे बुसी (दे०)कों वापस बुला लिया | मद्रासपर 
घेरा डालना सफल नहीं gar बुसीके चले भ्रानेंसे 
निजामके दरबारमें फ्रांसीसियोंका प्रभाव समाप्त हो 


dy 


लासवाड़ीकी लड़ाई-लिटन, ots, प्रथम 


४२१ 





गया । श्रंग्रेजोंने उत्तरी सरकारपर अधिकार कर लिया, 
जो श्रब तक फ्रांसीसियोंके कब्जेमें थी । dat अंग्रेजोंने 
१७६० ई०में विन्दवासकी लड़ाईमें लालीको हरा दिया 
और १७६१ SoH पांडिचेरी उससे छींन लिया | TTT 
युद्धमें बन्दी बनाकर उसे इंग्लैण्ड भेज दिया । इस बीच 
फ्रांसमें लालीके विरुद्ध गम्भीर भ्रारोप लगाये गये भ्रौर 
लाली पेंरोलपर छूट कर फ्रांस पहुँचा | वहाँ उसे अप- 
राधी करार देकर मृत्यु दण्ड दिया गया HIT १७६३ ई० 
में उसे फांसी दे दी गयी । 

लासवाड़ीकी लड़ाई-दूसरे मराठा-युद्ध (दे०) के दौरान 
१८०३ SoH ge 1 इस लड़ाईमें लार्ड लेकके नेतृत्वमें 
ब्रिटिश सेताने शिन्देकी मराठा Taal बुरी तरह परा- 
जित कर दिया । 

लाहौर-रावीके दाहिने तटपर बसा, पुराने पंजाबकी राज- 
धानी । यह प्राचीन नगर है ate हिन्दू श्रनुश्रुतियोंके 
अनुसार इसे रामायणके नायक WAH पुत्र AAT बसाया 
था। इस नगरको संभवतः ईसवी सनकी प्रारम्भिक 
शताब्दियोंमें बसाया गया था और सातवीं शताब्दी ई० 
में यह इतना महत्त्वपूर्ण था कि उसका उल्लेख चीनी यात्री 
ह्मुएन-त्सांगने किया है। इसपर पहले गजनी ate फिर 
ग्रोरके areata aie फिर fees सुल्तानोंने भ्रधिकार 
कर लिया | मुगल कालमें महत्त्वपूर्ण नगर हो गया और 
शाही निवासस्थान बन गया। श्रकबर, जहाँगीर और 
शाहजहाँ, सभीको इस नगरमें रहना अच्छा लगता था, 
इससे यह सुन्दर नगर बन गया था, जहाँ किला, अनेक 
खूबसूरत बाग थे | इसका शाहदरा बाग जहाँगी रने और 
शालीमार बाग शाहजहाँने लगवाया । १७०७ से १७६६ 
ई०के बीच इस नगरपर बार-बार हमले हुए। पहले 
नादिर शाह (दे०) ने और फिर अहमद शाह अब्दाली 
(दे०) ते हमला कर इसपर दखल कर लिया । १७६८ 
ई०में इसपर सिक्‍खोंका अधिकार हो गया और १७६६ Fo 
में यह रणजीत सिंहके afer ar गया । रणजीत 
feat इसे अपती राजधानी बनाया। १८४६ ई० में 
दूसरे सिवख-युद्ध (दे० )की समाप्तिपर इसे ब्रिटिश भार- 
तीय साम्राज्यमें मिला लिया गया और १६४७ fo तक 
पंजाबकी राजधानी रहा । देशका विभाजन होनेपर aE 
पश्चिमी पाकिस्तानकी राजधानी बना । tat पाकिस्तान- 
की राजधानी रावलपिण्डी है । 

लिगायत (अथवा वीर wa) सम्प्रदाय-स्थापना बारहवीं 
शताब्दीक़े पूर्वाधमें बासवने की, जो विज्जल कलचूयये 
(दे०)का मंत्री था। इस सम्प्रदायके लोग शिव लिंगकी 


पूजा करते हैं, इसलिए वे लिगायत कहलाते हैं । वे वेदों- 
को प्रमाण नहीं मानते, पुनर्जन्मके सिद्धांतमें विश्वास 
नहीं करते, बाल-विवाहके विरोधी तथा विधवा विवाहके 
समर्थक हैं । वे ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठताको स्वीकार नहीं 
करते । लिंगायत सम्प्रदाय va भी areas देशमें बहुत 
शक्तिशाली है । 

लिच्छवि गण-बिहारमें गंगाके उत्तर मुजफ्फरपुर जिलेमें 
स्थित एक Saat, जिसकी राजधानी वैशाली (प्राधुनिक 
बसाढ़के निकट) एक विशाल नगरी थी, जिसकी परिधि 
दस maar बारह मील थी। नगरी गगनचुम्बी अ्रद्मलि- 
aaa शोभायमान ft । लिच्छवियोंका एक कुलीन 
गणतंत्रात्मक राज्य था, जिसमें सभी उच्च कुलोंके 
मुखियों (xsl) को बराब रके श्रधिकार प्राप्त थे। 
गौतम बुद्धेक समकालीन समाजमें उनको भ्रत्यंत महत्त्व- 
पूर्ण स्थान प्राप्त था। विश्वास किया जाता है कि बुद्धने 
अपने fae संघका संगठन लिच्छवियोंके गणराज्यके 
आदशोंके अनुसार ही किया at ब्राह्मण प्रंथोंमें लिच्छ- 
वियोंको हीन जातिका क्षत्रिय बताया गया है 1 

वास्तवमें लिच्छवि संभवतः किसी पहाड़ी कबीले 

saat कुलके थे, जिनको क्रमिक रीतिसे aval सामा- 
जिक संगठनमें सम्मिलित कर लिया गया ।छठीं शताब्दी 
ई० go से चौथी शताब्दी fo तक लिच्छवियोंको श्रत्यंत 
महत्त्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त रहा । चौथी 
शताब्दी ई०में लिच्छवि कुमारी कुमार देवीके साथ 
विवाह होनेके कारण मगधके TTT प्रथमकों गुप्त 
साम्राज्यकी स्थापना करनेमें सहायता मिली, द्वितीय गुप्त 
सम्राट समुद्र गुप्त अपनेको लिच्छवि-दोहित घोषित करनेमें 
गवंका भ्रनुभव करता था । चौथी शताब्दीमें गुप्त सा म्राज्य- 
के उत्कषके बाद लिच्छवियोंका नाम मिट गया। 

लिटन, org, प्रथम-भारतका (१८७६ से १८८० Fo तक) 
वाइसराय तथा गवनेर-जनरल । वह विद्वान शासक था 
aie उसका व्यक्तित्व बाहरसे देखते ही विशिष्ट प्रतीत 
होता था। परंतु उसका श्रशासन-काल उज्ज्वल नहीं 
कहा जा सकता | जिस समय उसने शासन-भार सेंभाला, 
देशमें भयंकर भ्रकाल फैला था। सारा दक्षिण भारत 
दो वर्ष, १८७६ से १८७८ fo तक भयंकर रूपसे पीड़ित 
रहा । दूसरे वर्ष AMA मध्य-भारत तथा पंजाबमें 
भी फैल गया। इसने लगभग पचास लाख व्यक्तियों- 
को श्रपने dat ate लिया। सरकारने भ्रकालके 
मुँहसे लोगोंकी जानें बचानेके लिए जो उपाय किये वे 
aries थे | 


Lad 


FR 


अ्रकालके ही समब वाइसरायने १८७७ ०में दिल्‍्ली- 
में एक श्रत्यन्त शानदार दरबार किया जिसमें महारानी 
विक्टोरियाकों भारतकी wars घोषित किया गया । 
बादमें उसने जनरल रिचड्ड स्ट्रैचीकी ग्ध्यक्षतामें प्रकालके 
कारणों तथा सहायताके प्रश्तपर विचार करनेके लिए 
भ्रकाल कमीशन नियुक्त किग्रा । इसकी रिपोर्टके आधार 
पर एक अकाल कोडका निर्माण किया गया जिसमें 
भविष्यमें अकालका ama करनेके लिए कुछ ठोस 
सिद्धान्त निर्धारित किये गये । 

लार्ड लिटनके शासन-कालमें सारे ब्रिटिश भारत 
तथा देशी रियासतोंमें. एक समान नमक-कर निर्धारित 
किया गया । इससे नमककी तस्करी बंद हो गयी ate 
faa नदीपर स्थित mend लेकर दक्षिणमें महाचदी तक 
२५०० मीलकी दूरीमें नामफनीकी ate ast चुंगीके 
ash रूपमें खड़ीकी गयी थी, उसे हटाता संभव हो गया। 
बस्तुत: लंकाशायरकी सूती कपड़ा मिलोंके हितमें परंतु 
प्रकट रूपमें मुक्त व्यापारके नाम लार्ड लिटनने अपनी 
एक्जीक्यूटिव कौंसिलकी अवहेलना करके, सूती कपड़ोंके 
आयातपर लगाया गया ५ प्रतिशत कर हटा दिया और 
इस प्रकार भारतके सूती वस्त्र उद्योगका विस्तार रोक 
दिया। १८७८ fo% sat भारतीयों द्वारा अपने देशी 
भाषाके पत्नोंमें सरका रके कार्योंकी प्रतिकूल आलोचनाओं- 
को रोकनेके लिए वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट (दे०) पास किया। 
यह भ्रतिक्रियावादी कानून था जिसे चार वर्ष बाद उसके 
उत्तराधिकारी लार्ड रिपनने रद्द कर दिया । 

लार्ड लिटनका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित art 
था १८७८ fot श्रफ़गानिस्ताके विरुद्ध qeat घोषणा 
कर देना। दूसरा श्रफ़गान-युद्ध (१८७८-८८ ई०) 
(दे०) साम्राज्यवादी उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए Ser गया 
था और इसमें धन और जनकी भारी हाति हुईं। इस 
युद्धका भारी खर्चा भ्रधिकांशमें भारतीय कर-दाताको 
उठाना पड़ा जो लार्ड लिटनके प्रशासनयर एक काला 
धब्बा छोड़ गया | 

लिठन, लार्ड,हतीय-१६२२ ई०में बंगालका TAIT होकर 

भारत TAT AIT १० अग्रैलसे ७ श्रगस्त १६२५ तक 
कार्यवाहक वाइसरायके रूपमें कार्य किया | इस. प्रकार 
fina पदको कई वर्षों पूर्व उसके पिताने सुशोभित किया 
था, उसे उसने भी सुशोभित किया ।. उसने पुनः बंगाल- 
के गवनेंरका पद सँभाल लिया और १६२७ Lot भ्रव- 
काश ग्रहण किया। उसके प्रशासन-कालमें कलकत्ता 


विश्वविद्यालयके ऊपर सरकारी नियंत्रणके प्रश्पपर सर 


fora, ots, द्वितोष-लिनलियगों, लार्ड _ 


आशुतोष मुखर्जीसे एक विवाद हुआ, जिससे उसके प्रशा- 
सनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी | 
लितलिथगो, लां-भारतका (१६३६ से १६४३ ई० तक) 
FSWT तथा गवनं र-जनरल । उसने १६३६ के गव- 
aie आफ इंडिया ge (दे०)के पास होनेके बाद पद- 
ग्रहण क्रिया, जिसमें ब्रिटिश भारतकी स्वशासन-युक्त 
प्रांतीय सरकारों तथा देशी रियासतोंकी एक संघ सरकार 
बनानेकी व्यवस्था की गयी थी। श्रभी तक देशी रिया- 
सतोंका सीधा संबन्ध ब्रिटिश सम्राद्से था। लार्ड लिन-. 
लिथगोने केन्द्रमें प्रस्तावित संघ सरकार तथा प्रांतोंमें 
उत्तरदायी स्वशासन-युक्त सरकारोंकी स्थापना करके 
समूचे ऐक्टक़ो क्रियास्वित करनेका प्रयास किया । प्रांतीय 
चुनाव १६३७ SoH सम्पन्न हुए, जिनमें ग्यारहमेंसे पाँच 
प्रांतोंमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
हुआ तथा दो अन्य प्रांतोंमें भी वह सरकार बना सकनेकी 
स्थितिमें थी । इन परिस्थियोंमें नये संविधानके प्रांतोंसे 
सम्बंधित भागको क्रियान्वित कर दिया गया। fag 
प्रस्तावित संघ सरक़ा रमें देशी रियासतोंको सम्मिलित 
करनेके TAIT वार्ता चलानेमें काफी समय लग गया । 
aa बीच १६३६ Sot द्वितीय विश्व-युद्ध शुरू हो गया 
और संविधानके संघ सरका रसे सम्बन्धित भागका क्रिया 
aaa स्थगित कर दिया गंया । 
द्वितीय विश्व-युद्ध fog जानेपर लार्ड लिवलिथगो 
पर दोहरा कार्यभार AT पड़ा। एक ओर तो उसे भारतमें 
जनमतको अपने पक्षमें बनानेका प्रयास' करना पड़ा जो 
अत्यंत विक्षुब्ध हो गया था; दूधरी ae उसे भारतमें 
ब्रिटेनके पक्षमें युद्ध-प्रयत्नोंको संगठित करना पड़ा । युद्धमें 
इंग्लैण्डके विरुद्ध जापानके कूद पड़नेसे उसकी कठिनायाँ 
और बढ़ गयीं । १६४१ ई०में जापानने मलयेशियापर 
श्राक्रमण कर सिंगापुरपर भ्रधिकार कर लिया। इन 
प्रतिकूल परिस्थितियोंके बावजूद लार्ड लिनलिथगोने 
भारतको न केवल आवश्यक युद्ध-सामग्नी भेजनेका केवल 
अड्डा बना दिया बल्कि ब्रिटिश भारतीय सेनाकी शक्ति 
१,७५,००० से बढ़ा कर बीस लाखसे अधिक we दी 
atc इन सेनाश्रोंको दक्षिण पूरे एशिया तथा पश्चिम 
एशियाके युद्ध क्षेत्रोंमें भेज दिया, जिसकी वजहसे ब्रिटिश 
पराजय धीरे-धीरे ब्रिटिश विजयमें परवर्तित हो गयी । 
परंतु युद्ध-प्रयत्मोंके फंलस्वहूप जहाँ एक ओर खर्चमें 
उत्तरोत्तर भारी वृद्धि होती गयी, वहीं दूसरी ओर बंगालमें 
सर्वेक्षार नींतिकां अनुसरण करनेके कारण १६४३ ई में 
भयंकर अकाल पड़ गया। लाई लिनलिथगोकी सरकार 





लियाकत अली खां-लीलावती 
इस अ्रकालका सामना करनेमें TAHA रही और शीघ्र ही 


लार्ड लिनलिथगोका स्थान लार्ड aaa (दे०) ने ग्रहण 
कर लिया जिसने अपने फौजी अनुभव और चुस्तीसे काम 
कर स्थितिका सामना किया । 
are लिनलिथगोने क्षुब्ध भारतीय जनमतको कौशल- 
पूर्ण ढंगसे शांत रख कर भारतमें आंतरिक शांति बनाये 
रखनेका जो प्रयत्न किया, उसमें उसे श्रांशिक सफलता 
मिली। अक्तूबर १६३६ ई०में उसने घोषणा की कि 
भारतके संवैधानिक विकासका लक्ष्य औपनिवेशिक 
स्वराज्यकी स्थापना है । उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
तथा मुसलिम लीगकी माँगोंकी परस्पर विरोधी बातोंपर 
जोर देकर तथा भारतको क्रिप्स-प्रस्ताव स्वीकार कर 
लेनेके लिए राजी करनेके उद्देश्यसे १६४२ ई०में सर 
cane क्रिप्स (दे०) को भारत प्रामंत्रित करके देशके 
अंदर कोई खुली बगावत नहीं होने दी। फिर भी ब्रिटिश 
AH भारतको स्वाधीनता प्रदान करनेकी कोई 
निश्चित तिथिकी घोषणा HAR बार-बार इनकार करके 
महात्मा गांधीको 'भारत छोड़ो श्रांदोलन' शुरू करनेके लिए 
विवश कर दिया। महात्मा गांधीने मांग की कि'ब्रिटेनको 
तुरंत भारतपर अपनी प्रभुसत्ताका परित्याग करके TBAT 
चले जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने भी इस माँग- 
का समर्थन किया । जवाबमें लार्ड लिनलिथगोने महात्मा 
गांधीकों कैद कर लिया और समूची कांग्रेस वकिंग कमेटी- 
को तजरबंद कर दिया। लार्ड लितलिथगोने १६४१ें 
भारतसे अवकाश ग्रहण किया और चार वर्ष बाद भारतको 
स्वाधीन कर दिया गया। इससे प्रकट होता है कि उसने 
बल-प्रयोगके द्वारा भारतमें ब्रिटेनकी प्रभुसत्ताको बनाये 
रखनेका जो प्रयत्न किया, ag कितना व्यर्थ था । 
लियाकत अली खां-मुसलिम लीगका एक नेता तथा fro 
जिन्‍ना (दे०)का दाहिना हाथ | वह १६४६ Gow गठित 
अंतरिम सरकारमें श्र्थ-सदस्य नियुक्त किया गया । जब 
१६४७ ई०में भारतका विभाजन करके पाक़िस्तानकी 
स्थापता की गयी, वह उसका पहला प्रधान-मंत्री बनाया 
गया। उसने भारत और पाकिस्तानमें .अल्पसंख्यकोंके 
साथ किये जाने वाले व्यवहारके सम्बन्धमें पंडित नेहरूसे 
एक समझौता किया । पाकिस्तानकी स्थापनाके बाद ही 
एक सावेजनिक सभामें भाषण करते समय उसकी हत्या 
कर दी गयी | sara भी घटना-स्थलपर ही हत्या 
कर दी गयी | इसके फलस्वरूप FAH कारणका पता 
नहीं चल सका झौर न ह॒त्यारेकी निश्चित रीतिसे शिनांख्त 
ही हो सकी । 


४२३ 


लिपाकत हुसेन-एक सच्चा राष्ट्रीयतावादी मुसलमान, 
जिसने वंग-भंग (१६०६-१६१२ Zo) (दे०)के विरुद्ध 
आ्रांदोलनमें प्रमुव भाग लिया । 

लो कम्तोशन-इसकी नियुक्ति भारत-मंत्री द्वारा १९२६ Fo 
में की गयी । इसका उद्देश्य उच्च सिविल सर्विसके वेतन 
एवं भत्तेके प्रश्तक्ी तथा साथ-साथ उसके भारतीयक रण- 
के प्रश्ककी पड़ताल करना था। RABY TETRA मार्ड 
लीने की। इसके सदस्योंमें तीन भारतीय शी थे । 
क़रमीशनने अपनी रिपोर्ट मार्च १६२४ SoH प्रस्तुत की । 
कमीशनने इंडियन सिविल स्विसके बुनियादी वेतनमें 
कोई बड़ा परिवर्तन नहीं प्रस्तावित कियां। उसने उसके 
समुद्र पारके वेतनमें भारी वृद्धि, फर्लो छुट्टीकी अधिक 
सुविधाएँ तथा इंग्लैण्ड श्राने-जानेका पहले ater किराया 
देनेकी सिफारिश की । कमीशनकी सिफारिशोंके प्राधा र- 
पर इंडियन सिविल सर्विसके सदस्थोंके वेतनमें बारह 
प्रतिशत वृद्धि होती थी । 

भारतीय-करणके प्रश्वपर ली कमी शनने सिफारिश की 

fa aia cag वर्षों सविसके सदस्योंमें ३० प्रतिशत 
यूरोपीय तथा ५० प्रतिशत भारतीयका लक्ष्य होना 
चाहिए । इसके लिए २० प्रतिशत उच्च पदोंपर नियु- 
क्तियाँ प्रांतीय सिविल सर्विसोंसे पदोल्तति कर की जानी 
चाहिए तथा सीधी भर्तीमें लिये जानेवाले सदस्योंमें 
ara भारतीय तथा प्राधे यूरोपीय होने चाहिए। ली 
कमीशनकी रिपोर्टका इम्पीरियल (केन्द्रीय). लेजिस्लेटिव 
असेम्बलीमें ata fades किया गया, फिर भी सरकारने 
उसे स्वीकार कर लिया | इसके फलस्वरूप उच्च सिविल 
सर्विसोंके सदस्योंके. वेतन ate भत्तेमें काफी वृद्धि हो 
गयी, प्रगति बहुत धीमी रही । 

लोड्स-एक अंग्रेज जौहरी, फिच (दे०)के साथ १५८३ Got 
भारत आया था और मुगल सरकारकी ताबेदारी 
कर ली थी | 

लीन्वायर-१७२० ई०से कई वर्षोतक पांडेचेरीका फ्रांसीसी 
गवर्नर । उसने पॉंडेचेरीको व्यापारिक Few रूपमें 
विकसित करनेमें भारी योगदान किया। ae राजनीतिक 
महत्त्वाकांक्षाओं अथवा विजय अभ्रभिलाषासे प्रेरित 
नहीं था । 

लीलावती-भास्कराचार्यके बृहद ग्रंथ 'सिद्धान्तशिरोमणि'- 
का एक भाग, जिसकी रचना ११५० ई० में हुई। 
इसमें गणित तथा बीजगणितके सिद्धान्तोंका विवेचन है। 
लीलावतीका फारसी अनुवाद (दे०) भ्रकब रके दरबारी 
फैजीने किया था । 


YR 


लुस्बिनीग्राम-कपिलवस्तु (दे०)के निकट स्थित, जहाँ 
लगभग ५६६ Fo पू० गौतमब॒द्ध (दे०)का जन्म gat 
था। अशोकने अपने राज्यभिषेकके बीसवें वर्षमें इस 
स्थानकी यात्रा की थी और बुद्धके जन्मस्थानपर एक शिला- 
स्तम्भ स्थापित किया था। इस स्थानकों aa सम्मिनदेई 
कहते हैं श्री यह नेपालकी तराईमें हैं। atta शिला- 
स्तम्भ वहाँ भ्रब भी वर्तमान है। इस स्थानकी पविद्नता- 
को ध्यानमें रख कर भ्रशोकने इसे सभी प्रकारकी बलि 
(कर) से मुक्त कर दिया था और भूमिकर भूमिकी- 
उपजके ws भागके बजाय meat भाग निर्धारित 
किया था। 

लुत्फुत्षिसा-बंगालके नवाब सिराजुद्दौला (दे०) (१७५६- 
५७ ई०)की बेगम | पलासीकी लड़ाई (१७५७ ई०) के 
बाद नवाबके मुशियाबादसे भागनेके समय उसके साथ 
at | नबाजकी हत्या कर दिये जानेके बाद वह शोकपूर्ण- 
जीवन बिताने लगी । 

लेक, लार्ड गेरा्ड (१७४४-१८०८ ई०)-एक प्रसिद्ध ब्रिटिश 
जनरल, जिसने दूसरे मराठा-युद्ध (दे०)का नेतृत्व 
किया । फ्रांस तथा आयरलैंडकी ब्रिटिश सेनामें कई वर्ष 
तक योग्यताके साथ सेवा HAF बाद वह १८०० ई०- 
में भारतकी ईस्टइंडिया कम्पनीकी सेवामें प्रधान सेनापति 
नियुक्त हुआ । वह १८०२ ई०में कलकत्ता पहुंचा। 
उसे कम्पनीकी Sat सुधार करनेका बहुत थोड़ा समय 
मिला। इसी बीच दूसरा मराठा-युद्ध शुरू हो गया। 
उसने उत्तरी भारतमें ब्रिटिश सेनाकी कमान संभाल ली। 
यहांपर उसका मुख्य शत्रु शिन्दे था जिसको उसने कोपल- 
की लड़ाईमें हरा दिया । उसने अ्लीगढ़पर चढ़ाई की, 
दिल्‍ली तथा आगरापर कब्जा कर लिया तथा लाखबाड़ी 
(दे०) (१५०३ ई०)की लड़ाईमें निर्णयात्मक विजय 
प्राप्त की, इसके फलस्वरूप fare अ्रंग्रेजोंसे संधि करनेके 
लिए विवश हो गया। 

लेकने इसके बाद Sent (दे०) से युद्ध किया और 

१८०४ fo} उसे फरुंखाबादमें हराया। परंतु वह 
१८०४ fo में भरतपुरका किला नहीं ले सका और उसे 
बहाँके राजासे संधि कर लेनी पड़ी । तदनुसार भरतपुर- 
का किला और उसके भ्रास-पासके क्षेत्रपर राजाका ही 
अधिकार बना रहा। इसके बाद लेकने होल्करका 
पंजाब तक पीछा करते हुए उसे संधि करनेके लिए विवश 
किया । युद्धकी इन शानदार THAT उपलक्ष्यमें 
लेककों fra’ की पदवी प्रदान की adh, परन्तु इसके 
कुछ ary बाद ही उसकी मृत्गु हो गयी । 


लुस्बिनीग्राम-लेस्पिने, बेलेंगर Bt 


लेजिस्लेटिव असेम्बली-अथवा केन्द्रीय असेम्बलीकी स्था- 
पना १६९१६ fo के गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया Tach - 
द्वारा केन्द्रीय भारत सरकारके लिए की ait इस 
ऐक्टके द्वारा केन्द्रीय विधान मंडलके दो सदन कर दिये 
गये । उच्च सदनको कौंसिल भ्राफ स्टेट (राज्य परिषद्‌) 
कहते थे। केन्द्रीय ग्रसेम्बलीमें १०६ निर्वाचित तथा vo 
मनोनीत सदस्य होते थे, जिनमें २५ सरकारी होते थे । 
उसका मताधिकार क्षेत्र कौंसिल am eee भ्रधिक 
विस्तृत तथा कार्यकाल तीन वर्ष था। केन्द्रीय भ्रसेम्बली- 
को वित्त तथा कानूनोंपर सामान्य नियंत्रण प्राप्त था। 
परंतु गवर्नर-जनरल अपने विवेकसे, यदि वह किसी व्यय 
अथवा कानूनको ब्रिटिश भारतकी सुरक्षा saat शांतिके 
लिए आवश्यक समझे तो इसे केन्द्रीय असेम्बलीके विरोध- 
के बावजूद अधिकृत अथवा पास कर सकता aT | 

लेजिस्लेटिव कौंसिल-१५६१ ई०के इंडियन कौंसिल्स ऐक्ट- 
के द्वारा स्थापित केन्द्रीय प्रकार तथा प्रांतीय सरकारोंके 
विधान मण्डलका नाम | यह नामकरण १६१६ ई०तक 
प्रचलित रहा । १९१६ ई०के गवर्न॑मेण्ट श्राफ इण्डिया 
ऐक्टके द्वारा गवर्नेर-जनरलकी लेजिस्लेटिव कौंसिलके 
दो सदन बना दिये गये । उच्च सदनकों कौंसिल आफ 
स्टेट (राज्य परिषद्‌) कहते थे । तिम्न सदनको लेजि- 
wafer अ्रसेम्बली प्रथवा केन्द्रीय असेम्बली कहते थे । 
इस ऐक्टके पास होनेके बाद fas प्रांतीय विधान मंडलों- 
को लेजिस्लेटिव कौंसिल कहा जाने लगा। भारतीय 
गणराज्यके संविधानके अन्तर्गत प्रांतीय विधान मण्डलके 
उच्च सदनको विधान परिषद्‌ तथा निम्त सदनको विधान 
सभा कहते हैं । (Fo ब्रिटिश प्रशासनके अन्तर्गत) 

लेफिटनेंट गवर्नरका पद-अंगालमें ars डलहौजीने १८५४ 
ई०में स्थापित किया । जबतक बंगालका प्रशासन सीधे 
गवनर-जनरलके AAT रहा, उसकी agar उपेक्षा होती 
रहती थी, क्योंकि भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यके विस्तारके 
साथ गवर्नर-जनरलका कार्य-भार बहुत बढ़ गया था। 
१६१२ Sod बंग-भंग te कर दिये जानेके बाद बंगालके 
लेफ्टिनेण्ट-गवर्नरका पद तोड़ दिया गया | तबसे प्रांतका 
प्रशासन गवर्न रके अधीन हो गया | 

afer, बेलेंगर डी-एक फ्रेंच सैनिक, जो फ्रांसीसी सामु- 
fea FB ara १६७२ ई०में भारत श्राया। उसने 
फ्रांकोइस मार्टिन (दे०) के साथ वलिकोंडापुरम्‌के 
मुसलमान हाकिमसे १६७३ ई०में पांडिच्चेरीका स्थान 
प्राप्त किया । इस प्रकार पांडिचेरी नगर की स्थापता- 
में उसका भी हाथ था। 


ays 


लेस्‍्ली, कर्नल ब्रेडफोर्ड-लोहर वंश 


ae, कर्नल ब्रेडफोर्ड-बंगालमें नियुक्त एक प्रंग्रेज सिविल 
इंजीनियर | उसने १८७४ ई०में कलकत्ता और हुगलीके 
बीच हुगली पुलका तथा १८८१ SoH Aarti हुगली 
नदीके ऊपर जुबिली पुलका निर्माण किया । 

a, सैमुएल (१८१०-९७ ई०)-प्रथ॑शास्त्र विषयकी पुस्तकों- 
का एक अंग्रेज लेखक ate रेल प्रशासनका विशेषज्ञ । 
वह १८६० से १५६२ ई०तक वाइसरायकी एक्जीक्यूटिव 
कौंसिलका अर्थ-सदस्य रहा । अपने पूर्वाधिकारी जेम्स 
विलसनके कार्योंको art बढ़ाते हुए उसने गदरके फल- 
स्वरूप असंतुलित हो गयी भारतीय भ्रर्थव्यवस्थाको 
संतुलित बनाया । उसने खर्चोमें भारी कमी की, नमक- 
कर बढ़ा दिया, १० प्रतिशतकी सामान्य दरसे सीमा- 
शुल्क लगा दिया तथा aft इतर सभी श्रामदनियोंपर 
आय-कर लगा दिया। 

लंम्बर्ट, कमोडोर-इसे as डलहौजीने जंगी जहाजका 
कमांडर बनाकर बमके राजा पगानके पास भेजा और 
माँग की कि बर्मा सरकारकी वजहसे अंग्रेज व्यापारियों- 
को जो हानि उठानी पड़ी है उसका वह हर्जाना दे। 
लैम्बटंका 'स्वभाव “जल्दी भभक उठने” का था | वह इस 
बातसे एकदम art बबूला हो गया कि रंगूनके बर्मी 
गवर्नरने उसके कुछ नौसैनिक प्रतिनिधियोंसे मिलनेसे 
इस्कार कर दिया । उसने रंगूनकी नाकेबन्दीकी घोषणा 
कर दी और बर्माके राजाका एक जहाज पकड़ feat | 
इंसपर बर्मियोंने arash जहाजपर गोलाबारी शुरू कर 
दी । लैम्बर्के भ्रादेशसे जहाजपरसे भी जवाबी गोला- 
बारी की गयी। ae डलहौजीने इस घटनाकों बर्मी 
सरकारसे हर्जानेके तौरपर एक बड़ी रकम माँगनेका 
बहाना बनाया | बर्मी सरकारके इन्कार HT Age 
दूसरा बर्मा-युद्ध (दे०) छिड़ गया । 

Sasa, मारक्विस आफ-भारतका (१८८८ से १८६४ 
ईं०तक) वाइसराय तथा गवनेर-जनरल। उसके प्रशासन- 
कालमें भारतमें शांति रही । सिर्फ स्वतन्त्र मणिपुर 
राज्यमें थोड़े समयके लिए बगावत हुईं, जिसके लिए 
राज्यके प्रधान सेनापति टिकेन्द्रजीतको जिम्मेदार ठहराया 
गया । बगावतको कुचल दिया गया भर टिकेन्द्रजीतको 
फाँसी दे दी गयी । कुछ समयसे चाँदीका भाव गिरता जा 
रहा था भर लार्ड लैंसडौनके प्रशासनकालमें इतनी मंदी 
भ्रा गयी कि १८६३ ई०में टकसालोंमें चांदी ate सोनेके 
सिक्‍कोंका निर्बाध रीतिसे ढालना बन्द कर दिया गया 
और सोना ate चाँदीको रुपयेसे बदलनेके' लिए भाव 
प्रति ग्िल्ती दस रुपयेके बजाय पन्द्रह रुपया कर दिया 


४२५ 
गया | इसके फलस्वरूप रुपयेकी विनिमय दर १ शिलिंग 
४ पेंस निर्धारित की गयी, जिससे भारतको भारी हानि 
हुई । 

लार्ड लैंसडौनने भारतके उत्तर-पूर्वी तथा उत्तर- 
पश्चिमी सीमांतोंपर 'भ्रग्रसर नीति! कुछ सीमातक जारी 
रखी । बर्मापर की गयी ब्रिटिश विजयकों चीनने मान्यता 
प्रदान कर दी। सिक्किमका स्व॒तन्त्न राज्य १८८८ fo 
में ब्रिटिश संरक्षणमें ले लिया गया और तिब्बतके साथ 
उसकी सीमाका निर्धारण कर दिया गया। चटर्गाँवके 
उत्तर-पूर्वके पर्वतीय क्षेत्रमें रहनेवाले लुशाइयों, उससे 
ate gas चित लोगों तथा इरावदी नदीके उसपार 
स्थित शान राज्योंको ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्रमें सम्मिलित 
कर लिया गया । उत्तर-पश्चिममें क्वेटासे बोलन दर्रेतक 
सामरिक महत्त्वकी रेलवे लाइनका निर्माण किया गया, 
जिससे कंदहार तक बढ़ना सुगम हो गया। अश्रफगान 
सीमापर गिलगरिठके निकट goat aie नगरके दो छोटे- 
छोटे राज्योंकी १५६२ ई०में ले लिया गया । उसी वर्ष 
चित्नालकी घाटीके मार्गपर स्थित कलात राज्यको ब्रिटिश 
संरक्षणमें ले लिया गया | 
उत्तर-पश्चिममें ब्रिटिश शासनके इस face 

अफगानिस्तानेका sie भ्रब्दुरंहमान चिंतित हो उठा 
और उसे अंग्रेजोंकी नीयतमें सन्देह होने लगा । अंतमें 
१८६२ ई०में rs लैंसडौनके कहनेसे aA श्रब्दुर॑हमान 
सर माठिमर डूरैण्डको अफगानिस्तानमें ब्रिटिश राजदुतके 
रूपमें रखनेके लिए राजी हो गंया । डूरैण्ड बिना किसी 
रक्षक दलको साथ लिये अफगानिस्तान गया भौर अमीर 
भ्रब्दुरंहमानसे . मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करनेमें सफल 
gar । उसने कुछ विवादास्पद क्षेत्रोंके सम्बन्धमें अमीरसे 
समझौता कर लिया और att अफगानिस्तान और 
भारतके बीच जिन क्षेत्रोंमें सीमांकन करना सम्भव था, 
वहाँ सीमांकन करनेमें सफल हो गया । यह सीमा-रेखा 
उसके नामपर' ‘sites सीमा-रेखा' कहलाती है । 

wet बंश-इसकी स्थापना दिल्लीमें बहलोल लोदीने 
१४५१ ई०में की, जिसने दिललीकी सल्तनतपर १४५१ 
से १५२६ ई०तक शासन fears इस वंशमें तीन सुल्तान 
बहलोल लोदी (१४४५१-१४८६ Fo), प्रिकन्दर लोदी 
१४८६-१५१७ ई०) तथा इब्राहीम लोदी (१५१७- 
२६ Go) हुए । इस वंशको बाबरने समाप्त कर दिया | 
उसने १५२६ ई०में पानीपतकी पहली लड़ाईमें इश्नाहीम 
लोदीकों पराजित कर मार डाला । 

लोहर बंश-इसकी स्थापना कश्मीरमें १००३ ई०में संग्राम- 


४२६ 





राजने की। उसे at चाची रानी feet (दे०)से 
कश्मी रका सिंहासन प्राप्त हुआ था। उस समयतक 
कश्मी रका राज्य अंतःपुरके TAA इतना fade हो 
गया था कि उत्तरी भारतपर मुसलमानोंकों अधिकार 
करनेसे रोकनेके लिए ag कुछ नहीं कर gar | wat 
१३३६ ई०में एक मुसलमान सरदार शाह मिर्जा (दे०) 
ने, जो १३१५ ई०में कश्मीरके afer लोहर राजाकी 
नौकरी करने लगा था, लोहर वंशका उन्मूलन कर 
दिया | 

लोहानो-एक श्रफगात कबीला, जो दरिया खाँ लोहानीके 
नेतृत्वमें बिहारमें बस गया। सुल्तान इब्नाहीम लोदी 
(१५१७-२६ ई०) (दे०) के राज्यकालमें उसके साथ 
इतनः निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार किया गया कि उसने 
feu खिलाफ बगावत कर दी और बिहारमें अपना 
स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। बादमें बाबर 
(१५२६-३० Go) ने उसे १५२६ ई०में घाधराकी 
लड़ाईमें हरा कर अपने भ्रधीन किया । 

त्ट्ाप्ता-तिब्बतकी राजधानी, जिसकी स्थापता ६३६ foe 
राजा स्रोंग-त्सान TE (६२६-६६८ Fo) ने एक झील 
में पत्थर भरवा कर की । यह नगर चीनसे भारत आनेके 
मार्गपर स्थित है। तिब्बती लोगोंके अनुरोध करनेपर 
अनेक बौद्ध भिक्षु भारतसे यहाँ झाये, जिनमें श्रतिशा 
(दे०) सबसे प्रसिद्ध था। बादमें तिब्बती लोग 
इस बातको नापसन्द करने TT कि अंग्रेज लोग ल्हासा 
WE | परंतु १६०४ Lot सर फ्रांसिस यंगहस्वैण्ड 
(दे०) के नेतृत्वमें एक ब्रिटिश सेना तिब्बतमें जबर्दस्ती 
घुस गयी श्र यूरोपीय लोगोंके लिए cera नगरका 
द्वार खोल दिया । 

ल्हासाकी संधि-१६०४ ई०में सर फ्रांसिस यंगहस्वैण्ड द्वारा 
तिब्बतपर थोपी गयी, जो एक ब्लिटिश सेना लेकर 
तिब्बतमें घुस गया था। इस सन्धिमें free wa" थीं; 
(१) भारत और तिब्बतके बीच व्यापारको बढ़ाने तथा 
प्रोत्साहन देनेके लिए aay, ग्यान्त्से तथा गरतोकमें 
व्यापारिक केन्द्रोंकी स्थापना की जायगी; (२) ग्याल्त्सेमें 
एक ब्रिटिश व्यापारिक दूत नियुक्त किया जायगा जिसे 
caret तक जानेका अधिकार होगा; (३) तिब्बत wy 
वर्ष तक प्रति वर्ष up लाख रुपया हर्जाना देगा; 
(४) जब तक सारा हर्जाना चुकता नहीं कर दिया जायगा 
art घाटीपर ब्रिटिश फौजोंका. श्रधिकार रहेगा; 
(५) तिब्बती क्षेत्रकःा कोई भाग किसी विदेशी ताकतको 

: हस्तांतरित नहीं किया जायगा; (६) किसी विदेशी 


लोहानी-वनपाल, राणा 


ताकत या प्रजाको रेलवे लाइन बिछाने, सड़क बनाने, 
तारके खम्भे खड़े करने अथवा खानोंसे उत्खनन करनेकी 
कोई सुविधा तब तक नहीं प्रदान की जायगी जब तक 
saat वही सुविधा नहीं दी जायगी। सन्धिकी 
ud बहुत कठोर थीं; अतएव उनका dia विरोध 
हुआ । परिणामस्वरुप हर्जानेकी रकम ७५ लाखसे घटा- 
कर २५ लाख कर दी गयी, चुम्बी घाटीपर अ्रधिकार 
रखनेकी अभ्रवधि घटाकर तीन वर्ष कर दी गयी तथा 
ब्रिटिश व्यापारिक दूतके इच्छानुसार ल्हासा तक जानेके 
अधिकारकी बात निकाल दी गयी । १६०६ ई०में चीनने 
इस सन्धिका अनुमोदन कर दिया। चीत और इंग्लैण्ड 
दोनो तिब्बतकी श्रखण्डताका सम्मान करनेपर सह- 
मत हो गये । 


q 

बजीर अलो-प्रवधके नवाब झ्रासफुद्दौला (१७७५-६७ Fo) 
का अ्रवेध Fal १७६७ ई०में पिताकी मृत्युके बाद उसे 
भ्रवधका नवाब बनाया गया, परन्तु दूसरे ही वर्ष ब्रिटिश 
सरकारने उसे पदच्युत कर दिया और उसके स्थानपर 
उसके चाचा area अली ( १७६८-१८५१४ fo ) को 
जवाब बनाया | बादमें वजीर अलीने, ब्रिटिश रेजिडेंट 
मि० चेरीकी हत्या करा दी और विद्रोहका प्रयास किया, 
किन्तु उसे दबा दिया गया । 

बजीर खाँ-सरहिन्दका मुगल फौजदार, जो गुरु गोविन्दर्सिह- 
(दे०) के विरुद्ध लड़ा और जिसने उनके दो नाबालिग 
पुत्नोंकी हत्या कर दी । १७०८:ई०में गुरु गोविन्द सिहके 
मरणोपरान्त वीरबंदाने सरहिन्दपर झ्राक्रमण किया और 
वजीर खां को परास्त कर मार डाला | 

बजीरी-प्रविभाजित भारतके उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांतका 
एक कबीला, जो ब्रिटिश शासन-कालमें भारत-प्रफगान 
सीमाको विभाजित करनेवाली डूरंड रेखाके इस पार 
रहता था । वजीरी लोग स्व॒तन्त्रता-प्रिय और लड़ाकू 
प्रकृतिके होते हैं श्लौर उनको अपने श्रधीन रखनेके लिए 
भारतकी अ्रंग्रेज सरकारकी BAH AT उनके विरुद्ध 
फौजी काररवाई करनी पड़ी । 

वक्षिष्क-सम्भवतः कृषाण सम्राट्‌ कनिष्क (Zo) का पिता 
था। 

बनपाल, राणा-सन्तूर नामक छोटेसे राज्यका शासक, 
जिसने सुल्तान नासिरुद्दीन (१२४६-६६) के विद्रोही 


बनवासी-वसुमित्र 
और बयाना पूर्वी राजस्थानके शासक कुतलग खाँ को 
शरण दी थी। लेकिन कुतलग खाँ सुल्तानके प्रतिनिधि 
बलबनसे वहाँ भी हार गया और उसे भागना पड़ा I 

बनबासी (जिसे जयन्तोी अथवा वैजयन्ती भो कहते हें)- 
बम्बई राज्यके दक्षिणी भागमें तुख्भभद्राके उत्तरी 
तटपर स्थित प्रसिद्ध नगर fo तीसरी. शताब्दीके 
सध्यमें सातवाहनोंकी शक्ति क्षीण होनेके बाद इस नगर- 
का उत्कर्ष हुआ और कदम्ब राजवंश (दे०) की राज- 
arts eit सुविख्यातः हुआ, जिन्होंने इस क्षेत्रमें 
तीसरी शताब्दीसे लेकर छठीं शताब्दी तक शासन किया। 
यह नगर जयच्ती waar वैजयन्तीके नामसे भी जाता 
जाता है। कदम्ब वंशके पतनके बाद इसकी भी श्रव- 
नति हो गयी । 

वराहमिहिर-प्रसिद्ध हिन्दू खगोलवेत्ता, जो ५०७ से ५८७ 
ई०के मध्य हुआ | अ्रनुश्रुति है कि वह उज्जैन (दे०) के 
प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्यके दरबारमें था। उसके म्रंथोंमें 
बहुतसे यूनानी नाम मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि 
वह यूनानी ज्योतिष सिद्धान्तोंसे परिचित था । 

चरुण-एक वैदिक देवत। | aera waar दो: के देव- 
तोग्रोंमें उतका मुख्य स्थान था। ऋग्वेद तथा भ्रथ्ववेद- 
में वरुणकी कई स्तुतियाँ मिलती हैं । 

aaa लुडोविकों डि-एक इतालवी यात्री सुल्तान महमूद 
बेगड़ाके राज्यकाल (१४५६-१५११ ई० ) में उसने गुज- 
रातका भ्रमण किया । उसने श्रपने यात्रा-विवरणमें 
सुल्तान की आदतोंके विषयमें ate विचित्र एवं श्रनोबी 
बातें लिखी हैं । 

ada महावीर-देखिये, (महावीर! । 

वर्नाक्यूलयर प्रेस ऐक्ट-वराइसराय fet (दे०) द्वारा 
१८७८ ई०में पास gar । इस ऐक्टने भारतीय भाषाश्रों- 
में प्रकाशित समाचार पत्रोंपर नियन्त्रण लगा दिया। 
किन्तु यह प्रंग्रेजीमें प्रकाशित समाचार पत्रोंपर लागू 
नहीं हुआ । फलस्वरूप भारतीयोंने बड़ा विद्रोह किया । 
यह १८८२ ई० में ars रिपन (दे०) द्वारा निरस्त कर 
दिया गया । 

बलजाह नबवाव-देखिये, “मुहम्मद अली! | 

बली उल्लाह शाह-( १७०३-६२ ) दिल्ली का एक प्रसिद्ध 
मुसलमान धर्माचाय | उसनें कुरावका फारसीमें अनुवाद 
किया और इस्लाममें सुधारका प्रान्दोलन चलाया। 
उसके शिष्य बरेलीके सैय्यद भ्रहमदने aaa: वहाबी 
आन्दोलन (दे०) में भाग लिया । 

वल्लमी-(वल्लभी) नगर एवं राज्यका नाम। लगभग 


४२७ 


पाँचवी शताब्दीमें इसकी नींव Haat (Ro) ने डाली 
थी। इस राज्यके श्रन्तगंत मूलतः पूर्वी काठियावाड़ 
Mat था। वल्लभी नगर wa बालाघाट गाँव बन गया 
है। इसका प्रथम राजा द्रोण सिंह था, जिसने महाराज 
की पदवी धारण करके छठीं शताब्दीके प्रारम्भमें शासन 
किया । इस राजवंशकी एक शाखा मोला-पो wale 
पश्चिमी मालवामें स्थापित हुई। राजा शीलादित्य, 
धर्मादित्य इसी शाखाका था, जिसने सातवीं शताब्दीके 
प्रथम दशकमें शासन किया । शीलादित्यके भतोजे ध्रुव- 
सेन (जो ध्रुवभट भी कहलाता था) के शासनकालमें 
दोनों शाखाएं संयुक्त हो गयीं। भ्रुवसेनका विवाह हपे- 
बर्धनकी gale gat था । 
हषवर्धनकी मृत्युके उपरान्त वल्लभी राज्य उत्तरोत्तर 

शक्तिशाली होता गया, किन्तु ७७० ई० में भ्ररबोंने उसे 
ध्वस्त कर डाला | वललभी नगर. धन-धान्यसे सुसम्पन्न 
था और वहाँ ata ख्यातिप्राप्त बौद्ध आचार्य रहते थे। 
ag विद्याका महान्‌ केन्द्र था और सातवीं शताब्दीमें 
नालन्दाके समान प्रसिद्ध था। दूर-दूरसे विद्यार्थी 
विद्याध्ययनके लिए यहाँ at थे । चीनी यात्री ह्यएन- 
ata भी यहाँ झ्राया था। 

seers सेन-बंगालके सेन वंश (दे०) का दूसरा राजा 
(लगभग ११५८-७६ ई०) | वह अपने पिता विजयसेन- 
का उत्तराधिकारी बना। उसने सम्भवतः मगधराज 
गोविन्दपालको परास्त किया और मिथिलापर भी 
चढ़ाई की। उसके राज्यके ois aq, az, Us, 
बाग्डी और मिथिला ara थे। उसने भ्रनेक सामाजिक 
सुधार किये और बंगालमें वर्णाश्रम धर्मकी पुनः भ्रतिष्ठा 
करनेके लिए कुलीन-प्रथाका प्रचार frat | ag उद्भट 
विद्वान्‌ तथा प्रसिद्ध लेखक att उसने दो ग्रंथोंकी 
रचना की-दानसागर WIS अद्भुत ATT | दानसागर- 
में विभिन्‍न प्रकारके दानोंका उल्लेख है Ie भ्रदूभुत- 
सागरमें शकुनों-प्रपशकुनों भर पूर्वेलक्षणोंका वर्णन है | 

वसिष्क-कुषाण aoe कनिष्क (दे०) का ज्येष्ठ पुत्र | 
उसकी मृत्यु पिताके जीवनकालमें ही हो जानेसे कनिष्क- 
के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र हुविष्क (दे०) उसका 
उत्तराधिकारी बना । 

बसुमित्र-प्रख्यात बौद्ध दाशशनिक तथा लेखक, कनिष्क 
(दे०) का समकालिक। उसने चौथी बौद्ध संगीति (दे०) 
का सभापतित्व किया था, जो कनिष्कके राज्यकालमें 
कश्मीरमें सम्पन्न हुईं। महाविभाषा उसकी प्रमुख 
रचना है । 


५9४ 


¥Qa 


बहाबी आन्दोलन-पाश्चात्य संस्कृति a aaah विरुद्ध 
भारतीय मुसलमानोंका एक आन्दोलन। उन्सतीसवीं- 
शताब्दीके पूर्वाधमें इसका प्रारम्भ हुआ और इसका 
प्रमुख केन्द्र उत्तरी पेशावरमें स्थित सितना नामक स्थान 
था। नवीन अ्नुयायियोंकी भर्तीके लिए इसके केन्द्र 
पटना और बंगालके कुछ स्थानोंमें स्थापित किये गये 
और गुप्त रीतिसे इसका प्रसार समग्र भारतमें कर 
दिया गया । श्रिटिश सैनिकोंने १८५५८ ई० में वहाबियों- 
को सितनासे ats दिया, aa: वे मल्कामें जम गये 
और १८६३ ई० में सारे पंजाबमें उनका widest 
फैल जानेका खतरा उत्पन्न हो गया। सर नेवाइल 
चैम्बरलेनके नेतृत्वमें ब्रिटिश सेनाने दिसम्बर १८६३ fo 
मत्कापर भ्रधिकार करके उसे नष्ट-भ्रष्ट कर डाला और 
बहाबी पआ्रान्दोलनको कुचल दिया । 

aia एनत्से-एक चीनी राजदूत जिसने ६४३ ई०, ६४६- 
४७ ई० और ६५७ ई० में तीन बार भारत-भ्रमण 
किया। उसकी पहली यात्राके समय सम्राट्‌ हषंवर्धन 
जीवित था, किन्तु जब ag दूसरी बार Aa, उसके 
राजधानी पहुँचनेके पहले ही सम्राट्का निधन हो चुका 
था। ह॒र्षकी मृत्युपरांत उसके मंत्री भ्र्जुनने सिहासनपर 
अधिकार कर लिया। उसने चीनी दूतमंडलपर भी are. 
मण कर दिया श्र अंग रक्षकोंकी हत्या कर उसकी सम्पत्ति- 
को लूट लिया। किन्तु ait ware तिब्बत भाग 
जानेमें सफल हुआ, जहाँके राजा स्रोड्गचन्‌-साम्‌ पो 
(दे०) ने उसे शरण दी और अपनी सेना उसके साथ 
कर दी ga सेनाकी सहायतासे बांगह्म एनत्सेने तिरहुत- 
पर आक्रमण किया और श्रजुनकों परास्त करके बंदी 
बना लिया । इसके बाद ag विजयी बनकर चीन वापस 
लौट गया | ह्यवांग एनत्से ६५७ fo में तीसरी और 
अंतिम बार तीर्थाटनके लिए भारत झाया। उसने 
वैशाली एवं बोध गया सरीखें बौद्ध तीथ॑स्थलोंपर वस्त्न- 
दान किया और श्रफग़ानिस्तान होकर पामीरके ATT 


स्वदेश लौट गया । 
बाइसराय-१८४५८ Los इंग्लैण्डकी सम्राज्ञी द्वारा भारतका 


शासन-प्रबन्ध , अपने हाथमें लेनेके बाद भारतके गवनेर- 
जनरलकी सरकारी पद संज्ञा वाइसरापयः (राज-प्रतिनिध ) 
कर दी गयी। are कैनिंग, जो उस समय गवनेर-जनरल 
था, १ नवम्बर १८५८ ई० को प्रथम वाइसराय बना | 
गवरनंमेण्ट are इण्डिया ऐक्ट १६३५ द्वारा इस पदका 
नया नामकरण 'सम्राठका प्रतिनिधि! कर दिया गया। 
ar लिनलिथिगो अन्तिम वाइसराय था । 


बहाबी आन्दोलन-वाटसन, एडमिरल 


बाक़ाटक राजवंश-चौथी शताब्दीके प्रारम्भमें बुन्देलखण्ड 
और पेनगंगाके बीच विध्यशक्तिके ga प्रवरसेन प्रथम 
द्वारा प्रवर्तित । प्रवरसेन शक्तिशाली राजा था जिसने 
बरारपर अधिकार कर लिया । उसकी मृत्युके बाद 
उसका राज्य सम्भवतः Fe गया | दक्षिणी भाग उसके 
पुत्न शिवसेन और उत्तरी भाग उसके पौत्न रुद्रसेन प्रथम- 
के भ्रधिकारमें चला गया। रुद्रसेन प्रथमका पुत्र और 
उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम, समुद्रगुप्त (दे०) का 
समकालिक था। कारण जो भी रहा हो, समुद्रगुप्तने 
पृथ्वीसेनको तनिक भी क्षति नहीं पहुंचायी । 
पृथ्वीसेनके पुत्र भौर उत्तराधिकारी रुद्रसेन द्वितीय- 
का विवाह तृतीय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीयकी पुत्री 
प्रभावती गुप्तके साथ हुआ और ag सम्भवतः गुप्तोंका 
मांडलिक राजा था। प्रभावती गुप्ताके तीन ga थे, 
यथा दिवाकर सेत, दामोदर सेन और प्रवर सेन facia, 
जो सम्भवतः TH. दूसरेके बाद सिंहासनपर बैठे । अंतिम 
राजाके विषयमें जो लगभग ४१० ई० में सिहासनपर 
भ्रासीन gar, अनुमान किया जाता है कि धीरे-धीरे 
उसने गुप्त Teh आधिपत्यसे wat cada कर 
लिया । बादमें पाँचवी शताब्दीके उत्तराधमें वाकाठक 
नरेशोंका श्रस्थायी रूपसे मालवापर आधिपत्य स्थापित 
हो गया और अन्तिम राजा हरिसेनने दक्षिणापथ तक 
राज्य विस्तार कर लिया। परन्तु सातवीं शताब्दीके 
प्रारम्भमें बाकाटक वंशका अंत हो गया। अजन्ताकी 
कुछ गुफाएँ उनके उत्कर्षकालमें निर्मित हुईं। (राय- 
चौधरी० qo ५४१) 
बाजिद अली शाह-अवधका भ्रन्तिम नवाब (१८४७-५६ 
fo) 1 कुशासनके आरोपमें ag १८५५६ ई० में लार्ड 
डलहौजी (दे०) द्वारा पदच्युत कर दिया गया श्र 
उसे निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया गया, जहाँ वह 
years रहा। इस कालमें उसको पेंशनके रूपमें 
बारह लाख रुपये मिलते रहे | 
वाठसन, एडमिरल-ईस्ट इण्डिया कम्पनीके अधीत एक 
नौ-सेना अधिकारी, जो १७५४ fo में भारत आया 
और १७५६ Fo तक मद्रासके समुद्र क्षेत्रमें तैनात रहा | 
फिर उसे पाँच युद्धपोतों तथा पाँच wah जलपोतोंके 
साथ कलकत्ता (Ro) पर पुनः fae करनेमें क्लाइव 
की सहायताके लिए बंगाल भेज दिया गया। नवाब 
सिराजुद्दोला (दे०) ने कलकत्तासे अंग्रेजोंको निकाल 
बाहर कर दिया था। वाटसनने बिना विरोधके, 
जनवरी १७५७ ई० में कलकत्तापर पुनः भ्रधिकार कर 


hy s 
lag 


fy 


वातापौ-बासिष्ठी पुत्र श्री पुलमावि 


लिया झौर कुछ दिन बाद हुगलीपर भी अधिकार कर 
लिया। इसके उपरान्त मार्च १७५७ ई० में उसने गंगासे 
अपना बेड़ा चंद्रनगर (दे०) तक ले जाकर फ्रांसीसी 
sire गोलाबारी की, जिसे aera: झात्मसमपं णके लिए 
बाध्य होना पड़ा। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौलाको 
अपदस्थ करनेके लिए क्लाइवने जो षड्यंत्र रचा उसमें 
ag भी सम्मिलित हो गया qed उसने अमीचन्द 
(दे०) को दिखानेके लिए नकली संधि-पत्नपर हस्ताक्षर 
BUT इन्कार कर दिया, अतः Wad क्लाइवने उसके 
जाली हस्ताक्ष र बना दिये । 

बातापी (अथवा बादासी)-चालुक्य वंशकी राजधानी 
पुलकेशी प्रथमने छठीं शताब्दीमें डाली | यह श्राधुनिक 
बम्बई राज्यके बीजापुर जिलेमें स्थित था । 

वायपुराण-भ्रठा रह पुराणों (दे०)में से प्राचीनतम पुराण । 
संभवत: चतुर्थ शताब्दी ईसवीमें इसे वर्तमान रूप प्राप्त 
gar इसमें दी गयी प्राचीन राजवंशावलियाँ अन्य पौराणिक 
वंशावलियों की शपेक्षा afta विश्वसनीय तथा पूर्ण 
मानी जाती हैं । 

बारंगल-एक नगर और राज्यका भी नाम, जिसकी az 
राजधानी था। यह काकतीय वंश (दे०) के राजाझरोंके 
शासनाधीन था और १३१० ई०में अलाउद्दीन खिलजीने 
इसपर चढ़ाई की और श्रन्ततः इसे दिल्‍ली सल्तनतमें 
मिला लिया । 

वाराणसी-आराधुनिक बनारस, जो गंगाके उत्तरी तठपर 
उसकी दो सहायक नदियों, वरुणा और अस्सीके बीचमें 
स्थित है। यह गंगाके अ्रध॑चन्द्राकार मोड़के किनारे Gar 
हुआ है । इसका उल्लेख सर्वप्रथम अरथवंवेदमें काशी 
राज्य की राजधानीके रूपमें हुआ है । सनातनी fee 
सामात्यतः इसे काशीके ही नाम से पुकारते हैं ! भ्रति 
प्राचीनकालसे हिन्दुओंकी सात पवित्न नगरियोंमेंसे एकके 
नामसे इसकी प्रसिद्धि रही है। काशीका राज्य कालांतरमें 
कोशलके बड़े राज्यमें विलीन हो गया किन्तु काशी 
अथवा वाराणसी नगर भारतीय इतिहासमें, पवित्न नगरी 
तथा प्रमुख विद्या-केन्द्रके रूपमें सदा ही फलता-फूलता 
रहा। गौतमबुद्धे! समयमें वाराणसी धर्म, संस्कृति 
और ज्ञानका इतना महत्त्वपूर्ण केन्द्र था कि बुद्धने अपंचा 
प्रसिद्ध प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र-प्रवर्तन यहाँ ही किया 
था। जैन भी इसे विद्याका महत्त्वपूर्ण केन्द्र मानते हैं 
wt यह दावा करते हैं कि उनके धर्मप्रवर्तक स्वामी 
पाश्वंताथ वाराणसीके ही एक राजकुमार थे। मध्यकालके 
प्रारम्भमें वाराणसी कन्नौजके गहड़वाल राजाश्रोंकी 


BRE 


अधीनतामें था ate मुसलमानों द्वारा कन्नौज जीत लेनेपर 
यह भी उनके नियंत्रणमें चला गया और दिल्लीकी 
सल्तनतका एक हिस्सा बन गया। बादमें १७७४५ ई० 
तक अवधके नवाबके राज्यका aT बना रहा, जब 
स्थानीय हिन्दू राजा चेतर्सिह (दे०) ने ईस्ट इंडिया 
कम्पनीसे संधि कर अपने ऊपर उसका सा्वभौम प्रभुत्व 
स्वीकार कर feat | १७८१ ई०में राजा चेतसिंह' को 
गवर्नेर-जनरल वारेन हेस्टिग्सने प्रपदस्थ कर दिया और 
वाराणसी तबसे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यका अभिन्‍न 
अंग बन गया । 
तीर्थ-केन्द्रके रूपमें वाराणसीका मुख्य श्राकर्षण 

विश्वनाथ (शिव) मन्दिर है। यह ज्ञात नहीं है कि aa 
प्रथम इस देव मंदिरकी स्थापना किसने की और मूल 
मन्दिर कैसा था। संभवत: प्राचीन देवस्थान विश्वेश्वर 
मन्दिरके पिछवाड़े था। बादमें स्थापित मुख्य मन्दिरको 
१६६६ ई०में औरंगजेबने ढहा दिया और उसके स्थानपर 
नष्ट हुए मन्दिरके मलवेसे एक मस्जिद बनवायी। 
आधुनिक मन्दिरका निर्माण भ्रहल्याबाई होल्करके प्रयाससे 
बादमें हुआ । वाराणसी न केवल विद्या-केन्द्र वरन्‌ औद्यो- 
गिक केन्द्र भी है। इसके सूती वस्त्र भ्रपनी उत्कृष्टताके लिए 
कौटिलीय अर्थशास्त्रके कालमें भी (तीसरी शताब्दी ई० 
पू०) प्रसिद्ध थे । वाराणसी ater भी रेशमी, जरी, धातुके 
काम तथा सूती बस्त्रोंके लिए प्रसिद्ध है। वाराणसीको, 
जिसकी प्राचीन भारतीय संस्कृति और धामिक जीवनके 
केन्द्रके रूपमें दीधंकालसे प्रसिद्धि रही है, श्राजभी भारत- 
के शैक्षिक मानचित्रमें प्रमुख स्थान प्राप्त है। यहाँ अनेक 
श्राधुनिक शिक्षा संस्थाएँ हैं जिसमें बतारस हिन्दू विश्व- 
विद्यालय सर्वाधिक प्रसिद्ध है | हालके वर्षों राजनीतिक 
क्षेत्रमें वाराणसीका भ्रधिक महत्त्व नहीं रहा है किन्तु 
इसी नगरमें गोपालकृष्ण गोख लेकी अध्यक्षतामें कांग्रेसका 
इक्कीसवाँ अधिवेशन हुआ था, जिसमें देशके लिए पूर्ण 
स्वाधीनताकी माँग करनेवाले गरमदलका आरविर्भाव 
हुआ था । 

बाल्मीकि-प्रचेताके वंशज एक ऋषि । पारंपरिक रूपसे यह 
विश्वास किया जाता है कि वे संस्कृतके प्रसिद्ध महाकाव्य 
रामायण (दे०) के रघयिता थे। उन्हें संस्कृत भाषाका 
आ्रादि-कवि माना जाता है । 

बासव-कल्याणीके कलचुरि वंशी राजा विज्जलका मंत्री । 
राजा विज्जलने ११६७ ई०में सिंहासन त्याग दिया, वासव 
fanaa अथवा वीरशव सम्प्रदायका प्रवर्तक था । 

बासिष्ठी-पुत्र श्री पुलमावि-एक सातवाहन राजा, जिसने 


०५३० 


ड३० 


१३० fo के बाद सिंहासन ग्रहण किया । गोदावरीपर 
स्थित dort अथवा प्रतिष्ठान उसकी राजधानी थी। 
उसने एक विशाल राज्यपर, जो कृष्णा-गोदावरी क्षेत्र और 
महाराष्ट्र तक विस्तृत था, शासन किया । 

वासिष्ठी-पुत्न सातकरणि-एक सातवाहनराजा । वंशानुक्रममें 
saat ठीक स्थितिका निर्धारण नहीं हो सका है। सम्भ- 
aa: यह वही सातवाहन राजा था जिसने प्रभावशाली 
महाक्षत्नप रुद्रामा (दे०) की पुत्नीसे ब्याह कित्रा था | वह 
अपने श्वसुर द्वारा दोबारा परास्त gat, किन्तु. निकट 
सम्बन्धी होनेके कारण रुद्रदामाने उसका सर्वनाश 
नहीं किया । 

वासुदेव-एक देवता, जिसकी उपासना faqs चतुर्थ 
शताब्दीमें पाणिनिके कालमें प्रचलित होनेके प्रमाण 
मिलते हैं । वासुदेव विष्णुके श्रवतार माने जाते हैं । 

वासुदेव-पाटलिपुत्॒के कण्ववंशका प्रवर्तक । कण्ववंशी राजा 
watt (दे०) के उत्तराधिकारी थे । वासुदेव ब्राह्मण था, 
जो अन्तिम शुंग सम्राट्‌ देवभूति अथवा देवभूमिका मंत्री 
रहा । देवभूति (दे०) की ह॒त्या के बाद वह ७३ Fogo 
में तिंहासनारूढ़ हुआ । उसके द्वारा प्रवर्तित usta 
चार.राजा हुए, यथा वासुदेव, जिसने नौ वर्ष शासन 
किया, उसके बाद उसका पुत्र भूमिमित्र, फिर उसका 
पुत्न नारायण श्र श्रंतमें नारायणका पुत्र सुशर्मा | २८ 
ई०पू०में सातवाहन वंशके sade सिमुक (दे०) ने 
सुशर्माकों पदच्णुत कर दिया । 

वासुदेव प्रथम-क्रुषाण “वंश (दे०) का अन्तिम महान 
शासक । सम्भवतः इसने १५५४ से You ई०तक शासत 
किया | सिंध, पंजाब तथा उत्तर प्रदेशमें उसके बहुसंख्यक 
fags मिले हैं। fag उसका कोई अभिलेख मथुराके 
बाहर नहीं मिला, जिससे इंगित होता है कि उसका 
राज्यक्षेत्र अत्यन्त सीमित था। उसके नामसे प्रकट है, 
वह बौद्ध aia श्रनुयायी न होकर ब्राह्मण धमंका अनु- 
यायी था । ag सम्भवतः शिवभक्त था, जिसकी प्रतिमा 
उसके अनेक सिक्‍्कोंपर मिलती है। वासुदेव प्रथमके 
उपरान्त HUT साम्राज्यका. शीघ्रतासे पतन हो गया | 
वासुदेव प्रथमकी मुत्युके बाद भ्रन्तिम कुषाण राजाझरोंके 
विषयमें कुछ पता नहीं चलता, केवल कुषाण राजाश्रोंके 
नामोंका पता चलता है, यथा वाश्ुदेव द्वितीय और 
वासुदेव तृतीय । 

घास्कोडिगामा-पहला पुतंगाली, बल्कि पहला यूरीपीय 
नाविक, जो उत्त माशा अन्तरीपकों पार कर मई १४&८ 
ई०में कालीकट पहुंचा । तत्कालीन हिन्दु राला जमोरिन- 


वासिष्ठी पुत्र सातकर्णि-विक्रम संवत्‌ 





» 1 उसका अच्छा सत्कार और स्वागत किया, यद्यपि 
तुर्की और अरब व्यापारियोंने उसका यथाशक्ति विरोध 
किया । इसके बावजूद वास्कोडिगामा कोचीन भर 
कन्नौरकी यात्रा करनेमें सफल हुआ | ATT १४६६ 
ई०में वह समुद्रके रास्ते सकुशल लिस्वत वापस पहुँच 
गया । इस प्रकार उसने यूरोप और भारतके बीच सीधे 
समुद्री मार्गका आविष्कार किया । 

बिक्‍्टोरिया, साम्राज्ञी (१4१९-१९०१)-१८३७ ईश्में 
ग्रेट ब्रिटेन और आयरलेण्डकी महारानीके रूपमें सिहा- 
सतपर MISS हुईं। १८७७ ई०में वह भारतकी सम्राज्ञी 
घोषित की गयी । भारतका शासन-अ्रबन्ध १८५८ fot 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीके हाथसे निकलकर ब्रिटिश राज- 
सत्ताकों सौंप दिया qari इसकी जो उद्घोषणा, 
महारानीके नामसे की गयी, उससे वह भारतीयोंमें जन- 
प्रिय हो गयीं, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि 
लद्घोषणामें जो उदार विचार व्यक्त किये गये थे वे 
उनके निजी उदार विचारोंके प्रतिबिम्ब (दे०) स्वरूप 
थे। महारानी विक्टोरियाने कभी भारत-भ्रमण नहीं 
किया और भारतीय प्रशासनक्रा संचालन संवैधानिक 
शासककी हैसियतसे करते हुए उन्हीं नीतियोंका अनुमोदन 
किया जिसकी सिफारिश उनके उत्तरदायी मंत्रियोंने की । 
फिर भी उन्होंने भारतीयोंके बीच बड़ी लोकप्रियता 
अ्रजित की और १६०१ ई०में Ta उनकी मृत्यु हुई, तो 
सारे भारतमें शोक मनाया गया। 

विक्टोरिया मेमोरियल (कलकत्तामें)-यह as कर्जन 
(दे०) द्वारा अभिकल्पित होकर साकार रूपमें प्रतिष्ठित 
हुआ । उसने भारतमें ब्रिटिश शासनकी Mast मजबूत 
करनेके खयालसे एक विशाल स्मारक बनानेका विचार 
किया । यह संगमरम्‌रकी भव्य इमारत है, जो कलकत्ता- 
के मैदानमें निमित की गयी है। परन्तु इसमें ताज 
(दे०) की सुन्दरता और भव्यता नहीं है। संभवतः 
कर्जन इसका निर्माण करके ताजमहलको मात देना 
चाहता था। 

विक्रमशिला-प्रसिद्ध बौद्ध विद्यापीठ | यह बिहारेमें भागल- 
पुर जिलेके पठारघाट नामक carat स्थित था। पाल 
राजा देवपाल (दे०) ने विक्रमशिलामें पहले महाविहार- 
की स्थापना की जो क्रमश: व्रिद्याका प्रमुख केन्द्र बन 
गया | यहींसे प्रख्यात बोद्ध भिक्षु (दे०) afore (दीपंकर 
श्रीज्ञान) १०३८ SoH तिब्बत गया था । 

विक्रम संवत्‌-ईसा पूर्व (८ और ४५७ के मध्यसे प्रचलित 
एक वर्षंगणना । ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना 


विक्रमांक या विक्रमादित्य-विजय ant 


aq 





विक्रमादित्य (20) नामक राजाने की थी। (देखिये, 
संबत्‌, प्राचीन भारतीय) 

विक्रमांक या विक्रमादित्य-कल्याणीका एक चालुक्य राजा 
(१०७६-१ १२६), जो पराक्रमी योद्धा तथा साहित्यका 
संरक्षक था । उसके दरबारी कवि विल्हणने 'विक्रमांक- 
चरित'के नामसे उसकी जीवनी लिखी है। प्रसिद्ध at 
शास्त्रकार 'मिताक्षराके रचयिता विज्ञानेश्वरको भी 
उसका संरक्षण प्राप्त था। उसने “विक्रमादित्य'की उपाधि 
धारण की थी । 

विक्रमादित्य-एक उपाधि, जिसे ata प्राचीन भारतीय 
राजाओ्रोंने धारण किया । देवकथाश्रोंके भ्रनुसार विक्रमा- 
दित्य उज्जयिनीका राजा था, जिसके दरबारमें तवरत्न 
रहते थे । इनमें कालिदास (दे०) भी थे । कहा जाता 
है, वह बड़ा पराक्रमी था और उसने शकोंको परास्त 
किया ati ईसा पूर्व ५८-५७ में प्रारम्भ विक्रम dag 
राजा विक्रमादित्यका चलाया हुआ माना जाता है। 
परन्तु इतिहासमें ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीके उत्तरार््ध- 
में पश्चिमी भारतमें शासन करनेवाले ऐसे किसी परा- 
क्रमी राजाका उल्लेख नहीं प्राप्त होता जिसने विक्रमादित्य 
की उपाधि धारण की हो । 

इतिहाससे प्रमाणित होता है कि विक्रम द्वित्य उपाधि 

अनेक शक्तिशाली सम्राटोंने धारण की, यथा चंद्रगुप्त 
द्वितीय. (३८०-४१४ ६०), उसके पुत्र targa 
(४५५-६७ ई०), और भ्नेक चालुक्य TTA; यथा 
विक्रमादित्य प्रथम (६५५-८० ई०), विक्नमादित्य द्वितीय 
(७३३-४६ Go), त्रिभुवतमलल (१००६-१६ ई०) तथा 
विक्रमादित्य अथवा विक्रमांक (१०७६-११२५ ई०) | 
इन राजाओोंमें तृतीय गुप्त were चन्द्रगुप्त द्वितीय, 
जिसने शक क्षत्रपोंकों परास्त किया, उज्जैत जिसकी 
राजधानी थी और जिसका शासनकाल बौद्धिक उप- 
लब्धियों तथा चतुर्दिक समृद्धिके कारण प्रसिद्ध है, और 
जिसके कालमें सम्भवतः कालिदास भी हुआ था, उसीको 
मूल राजा विक्रमादित्य मानना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत' 
होता है। बादमें विक्रमादित्यको लेकर अनेक दंतकथाएँ 
प्रचलित हो गयीं। (भण्डारकर-हिस्द्री आफ द डे कन ) 

विग्रहराज-भ्रजमेरके चौहान वंशके चार UTA यह 
नाम धारण किया । इन चारमेंसे विग्रहराज द्वितीयने 
दसवीं शताब्दीके तृतीय चतुर्थाशमें शासन किया और 
विग्रहराज चतुर्थने बारहवीं शताब्दीके मध्यमें । उसने 
अपने पैतृक राज्यको पर्याप्त रूपसे विस्तृत किया। वह 
संस्कृत. साहित्यका संरक्षक और स्वयं नाटककार था, 


जिसने “हरकेलि ताटक'की रचना की। वह पृथ्वीराज 
या रायपिथौरा (दे०) का चाचा और पूर्ववर्ती था । 
विजगापट्टमू-कारोमण्डल तटका एक TUT | भ्रठारहवीं 
mated प्रारम्भमें अंग्रेजोंने वहाँ एक व्यापारिक कोठी 
ea fra की । बादकों यह भारतमें ब्रिटिश साम्रांज्यका 
एक भाग बन गया। १६४२ ई०में जापानियोंने इसपर 
बम वर्षा की, farg उससे अधिक क्षति नहीं पहुंची । 
अब इस बन्दरगराहको काफी विकसित कर दिया गया है, 
और यहाँ जहाज-निर्माणका कार्य भी होता है। 
विजय नगर-एक नगर, साथ ही एक राज्यका भी नाम, 
जिसकी नींव दक्षिणी भारतमें तुंगभद्रा ad पार लग- 
AT AIRE Tor संगमके पुत्र हरिहर भर बुक्कने रखी। 
नगरका निर्माण १३४३ ई०में पूरा हुआ भर दस adit 
ही राज्यका विस्तार दक्षिण भारतके पूर्वी समुद्रसे पश्चिमी 
समुद्र तक हो गया । हरिहर प्रथमने अपनी मृत्यु पर्यन्त 
१३५४-५५ fo तक शासन किया । इसके बाद उसके 
भाई ae प्रथमने बाइस वर्ष (१३५५-७७ fo) तक 
शासन-संचालन किया। इन शासकोंमेंसे किसीने भी राज- 
पदवी धारण नहीं की । बुक्क प्रथमके पुत्र और उत्तरा- 
घिकारी हरिहर द्वितीयने १३७७ ई०से महाराजाधिराज- 
की पदवीके साथ १४०४ ई० तक शासन किया । 
विजय नगरके राजा ‘ta’ कहलाते थे, जिन्होंने कई 
क्षेत्रोमें सफलता और गौरवके साथ १५६५४ fo तक 
शासन किया । विजयनगरमें तीन राजवंशोंके राजा हुए, 
यथा, संगम राजवंशके Heater हरिहर द्वितीय (१३७७- 
१४०४ fo), उसका पुत्र बुक्क द्वितीय (१४०४-१४०६ 
ई० ), रामचन्द्र (१४२२ ई०), वीर विजय (१४२२-२५ 
ई०), देवराज द्वितीय (१४२५-४७ fo), मल्लिकार्जुन 
(१४४७-६५ ई०), विरूपाक्ष (१४६५-८५ ई०) और 
प्रौढ़ेव राय (१४८५ go) राजाओ्ोंने राज्य किया। सालुब 
राजवंशकी स्थापना सालुव नरसिंह द्वारा संगम वंशके 
विध्वंसके बाद की गयी | यह संगम राजवंशके अन्तिम 
राजाओंका मंत्री था। नरसिहने १४४६-१४६२ Fo 
तक शासन किया और उसका पुत्र इम्मादी नरसिंह 
(१४६२ से १५०३ So) उत्तराधिकारी बना, जो सालुब 
या द्वितीय राजवंशका दूसरा और afar राजा था। 
इसको तत्कालीन मंत्री नर्रसह नायकने पद्च्युत कर एक 
नये राजवंशकी स्थापन्म की, जो तुलुब राजवंश कहा 
जाता है। इसके Teas छः राजा हुए, यथा नरेश 
नायक (१५०३०), उसका पुत्र वीर नरसिंह (१५०३- 
१५०६ ई०), कृष्ण देव राय (१५०६-२६ fo), अ्रच्युत 


४३२ 


विजय नगर-वितस्ताकी लड़ाई 





(१५२६-४२ ई०), व्यंकट (१५४२ ई०) और सदाशिव 
(१५४२-६५ ई०) । तालीकोठके युद्धेक उपरान्त इस 
वंशका भी उच्छेद हो गया । इस ame विनाशके साथ 
ही विजय नगर राजधानी भी विनष्द हो गयी भौर 
सदाशिव वेनुगोंडा भाग गया, जहाँ १५७० ई०में तिरुमल्‍ल 
द्वारा वह पदच्युत कर दिया गया । 

तिरुमल्‍लसे चौथा राजवंशका आरंभ हुआ । इसने 
१५७० से १६४२ ई० तक शासन किया। पहले इन 
लोगोंकी राजधानी पेनुगोण्डा थी, उसके बाद चंद्रगिरि 
हो गयी । 

व्यावहारिक रूपसे “विजयनगर' राज्यका इतिहास 
विजय नगरके विनाशके साथ ही साथ समाप्त हो जाता 
हैं ।. राज्यके .पतनका कारण, सीमाके मुसलमान बहमनी 
राज्यसे निरन्तर युद्ध था। धार्मिक विरोधके कारण 
sera द्वैषभावके अतिरिक्त राग्रचूर aera भी दोनों 
राज्योंके बीच संघर्षका कारण बना रहा और साधारण- 
तया बहमनी सुल्तान ही इसका लाभ उठाते रहे । केवल 
कृष्णदेव राय (दे०) के शासनकाल (१५०६-२९ ई०) में, 
जो सबसे प्रतापी राजा था, विजयनगर राज्य लाभमें 
रहा। उसने मुसलमान पड़ोसियोंसे रायचूर छीन कर 
बीदर-तथा बीजापुरके सुल्तानोंको भी परास्त किया। 
उसने अपने प्रभुत्वका विस्तार मद्रास राज्य तक ही नहीं, 
अपितु मैसूर तक कर लिया; किन्तु ये उपलब्धियाँ स्थायी 
न रह सकीं। बीजापुर, गोलकुण्डा, श्रहमद नगर AIT 
बीदरके सुल्तानोंके संयुक्त प्रयाससे विजयनगर १५६४ Fo 
में तालीकोटके युद्धके पश्चात्‌ विनष्ठ हो गया | सदाशिव- 
को दूरस्थ राज्य पेनूगोण्डा भाग कर ATA प्राण बचाने पड़े । 

अपने उत्कर्ष-कालमें विजय नगर भअत्यन्त समृद्ध 
और धन-धान्य संपूर्ण नपर था । उसकी किलेबंदी अत्यंत 
मजबूत थी । निकोलो काण्टी (१४२० ई०), भ्रब्दुरज्जाक 
(१४४३ fo), पैस (१५२२ ई०) और नूनिज जैसे 
विदेशी यात्रियोंने उसका भूरि-भूरि प्रशंसा की है। अब्दुर 
रज्जाकने यहाँ तक लिखा है कि “यह नगर ऐसा है, जिसके 
समान धरतीपर दूसरा नगर न तो Atala देखा गया है 
और न कानोंसे सुना गया है। यह TH दूसरेके भीतर. 
सात परकोटोंसे घिरा था ।” नगरकी आबादी अत्यंत 
धनी थी और यह सब प्रकारके धन-धान्यसे पूर्ण था । फिर 
भी यह दुर्देव ही कहा जायगा कि जब मुसलमान 
आक्रमणकारियोंने तालीकोटक्ी विजयके बाद नगरको 
ध्वस्त करना शुरू किया, तब यहाँके नागरिकोंने न तो 
किसी प्रकारका प्रतिरोध किया ate न संगठित होकर 


उसका सामना ही किया | इससे संकेत मिलता है कि 
राज्यके धन-वैभव संपन्‍न होनेके बाबजूद जनतामें 
शासक वर्गके प्रति किसी प्रकारका प्रेम या श्रपनत्व 
नहीं था। 
विजय नगरके राजा संस्क्रत साहित्य और विद्याके 

पोषक थे । वेदोंके सुप्रसिद्ध भाष्यकार सायण (दे०) और 
उनके भाई माधवाचाय विजयनगरके राजाओंके मंत्री थे। 
विजयनगरके शासक ललित कलाओोंके भी महान पोषक 
थे और उन्होंने अनेक भव्य मन्दिरों तथा भवनोंका 
निर्माण कराया । उनके राज्यकालमें विजयनगरमें वास्तु- 
कला, चित्रकला तथा तक्षण कलाकी विशिष्ट शैलीका 
विकास हुआ | (आर०, ए सेवेल कृत फारगाटन इम्पायर 
तथा ato Uo प्लालेडोर कृत सोशल एण्ड पोलिटिकल 
लाइफ इन विजयनगर इस्पायर) 

विजय प्रथम (ate विजय)-विजयनगर (दे०) के प्रथम 
राजवंशका शासक | उसने कुछ समय TH TT पुत्र देवराय 
द्वितीय (दे०)के साथ मिलकर शासन किया, जिसका 
प्रारम्भ १४२५ ई० में हुआ। । किन्तु शीघ्र ही देवरायने 
शासनकी सारी बागडोर सँभाल ली । 

fase द्वितीय-क्रेवल एक वर्षके लिए विजयनगरका राजा 
रहा (१४४६-४७ Fo) । 

विज्जल कालचू्य-दक्षिणमें कल्याणीके चालुक्य वंशका 
अपने पुत्रोंकी सहायतासे उच्छेद करके ११५६ से ११६७ 
ई०के बीच स्वयं सिहासनारूढ हो जानेवाला TH शासक | 
११६७ ई० में उसने स्वयं सिंहासन त्याग दिया | विज्जल- 
ने कलचूरि वंशका सूत्रपात किया ag जैन धर्मानुयायी 
था। उसके ब्राह्मण मंत्री वासवने लिगायत अथवा वीर 
शव सम्प्रदायकी स्थापना की । 

विज्ञानेश्वर-एक यशस्वी धर्म शास्त्रकार । ये विक्रमादित्य 
चालुक्यके शासन काल ( १०७६-११२६ ई० ) में 
चालुक्योंकी राजधानी कल्याणीमें रहते थे। उनकी 
रचना “मिताक्षरा' बंगाल और झासामको छोड़ कर 
सारे भारतवर्षमें हिन्दू उत्तराधिकार नियमका सर्वा- 
घिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है जो याज्ञवल्क्य 
स्मृतिका भाष्य है। बंगाल और आसाममें रघुनन्दन 
(दे०) था 'दायभाग' प्रचलित है। 

बितस्ताकी लड़ाई-यह ge (दे०) शौर मकदूनिया (यूनान) 
के राजा सिकन्दर  (अंलक्सान्दर) के बीच ge पुरुका 
राज्य हाईडस्पीस ( झेलम भ्रथवा वितस्ता ) भौर भ्रसिक्‍्नी 
(चनाब) नदियोंके बीच था। संभवत: जुलाई ३२५ Fo 
qo में सिकन्दरने अ्रकारण उसके राज्यपर हम्नला कर 


विदर्म-विनियम ३ (१८१८ fo का) 


दिया। ga भ्रारम्भिक लड़ाईमें हार गया, क्योंकि यूतानी 
सेनाओंने चुपचाप बिना किसी युद्धके नदी पार कर ली। 
पुरु मुख्य रूपसे हाथियोंकी सेतापर निर्भर था। उसने 
हाथियोंके पीछे ३०,००० पैदल सैनिक, Yoo MIATA 
सैनिक तथा ३०० रथ लगा रखे थे। सिकन्दरको मुख्य 
BTS भ्रपनी घुड़सवा र सेना और धोड़ेपर सवार ती रन्दाजों- 
का भरोसा था। ge बड़ी वीरतासे लड़ा, पर यूनानी 
सेनाके अधिक फुर्तीली होनेके कारण सिकन्दरकी विजय 
gil पुरु युद्धों घायल हुआ और att बना लिया 
गया । विजयी यवन राजा सिकन्दरने उसके साथ सम्मान- 
पूर्ण व्यवहार किया और उसका राज्य लौटा दिया। 
बादमें पुरुने सिकन्दरको पंजाबके दूसरे राज्योंको जीतनेमें 
मदद दी । 

विदर्भ-आधुनिक बरार (दे०) का प्राचीन नाम । 

विदिशा-एक प्राचीन नगर, जो श्रव भिलसाके नामसे 
विख्यात है ak आधुनिक मध्यप्रदेशमें साँंचीके निकट 
स्थित है । 

विद्यासागर, पंडित ईश्वरचन्द्र-एक sera शिक्षाविद्‌ और 
समाज-सुधारक (१८२०-६१), जो बंगाल, मिदनापुर 
जिलेके एक निर्धन ब्राह्मण परिवारमें उत्पन्न हुए । गवर्न- 
मेंट संस्कृत कालेज कलकत्तामें शिक्षा प्राप्त कर वे बाद- 
को १८५५१ ईण०्में उसीमें प्रोफेसर हो गये और adit 
१८४५८ SoH उन्होंने प्राचार्यके रूपमें भ्रवकाश प्राप्त 
किया । मूलतः वे संस्कृतके विद्वान्‌ थे, किन्तु बादमें अंग्रेजी 
सीखी, जिसके वे आचाय॑ हो गये । १८५४८ ई० में उन्होंने 
सर्वप्रथम ‘aaa पंचविंशति' नामक प्रथम बंगला गद्य 
रचना प्रकाशित की । इसके उपरान्त अन्य बंगला गद्य 
रचनाएँ प्रकाशित करायीं जिसके परिणाम-स्वरूप उन्हें 
बंगला गद्य साहित्यका पिता कहा जाता है। वे परम्परा- 
निष्ठ हिन्दू थे, aa: ऐसे राजकीय समारोहोंमें भाग नहीं 
लेते थे, जिनमें धोती, et भर चप्पल पहन कर जाना 
वर्जित था। सामाजिक जीवन सम्बन्धी उनके विचार 
उदार और प्रगतिशील थे । उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 
ब्रिटिश शासनपर जोर डाल कर हिन्दू विधवा पुनविवाह्‌ 
कानून पास करवाना था। वे बड़े दानशील और परोप- 
कारी और स्वाभिमानी थे । उन्होंने अनेक स्कूलोंके साथ- 
साथ 'मेट्रोपोलिटन कालेज” की भी नींव डाली at oa 
“विद्यासाग़र कालेज' कलकत्ताके नामसे प्रसिद्ध है. और 
जहाँ हिन्दू विद्यार्थी नाम मात्रके शुल्कपर उसी प्रकार 
शिक्षा ग्रहण करते थे जिस प्रकार गवनंमेन्ट कालेजोंमें 
मुसलमान विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे । वे संस्कृति निष्ठ 


Rs ¥RR 


ब्राह्मण होते हुए भी पाश्चात्य शिक्षाके प्रबल समर्थक थे 
और waite संस्कृत कालेज, कलकत्ताकों केवल संस्कृत 
पढ़ाई तक ही सीमित रखनेके विरोधी थे। उन्होंने पाश्चात्य 
दर्शन तथा व्यावहारिक विज्ञानके अ्रध्ययतको विद्यालय 
पाठ्यकममें सम्मिलित करनेपर बल दिया, जिससे देश- 
वासी भौतिक ज्ञानके क्षेत्रमें पीछे न रहें। वे बंगलाके 
उन सपूतोंमें थे, जिन्होंने उन्‍्नीसवीं शताब्दीमें बंगलाके 
पुनर्जागरणमें प्रमुख योगदान किया । 

बिन, Tet डब्लू ० डब्लू०-त्रोंडे आफ कंद्रोलका अध्यक्ष, 
१८२७ Sot जूरी ऐक्ट पास किया, जिसके द्वारा भारत- 
की न्याय-व्यवस्थामें धामिक भेदभाव प्रचलित किया 
गया। इस Cae व्यवस्था थी कि यूरोपीय तथा भारतीय 
ईसाई जूरी बन कर ईसाइयों तथा गेर-ईसाइयोंके मुकदमों- 
की सुनवाई कर सकते हैं, परंतु गैर-ईसाइयोंके, जैसे हिन्दू 
या मुसलमान जूरी बन कर ईसाइयोंके मुकदमेकी सुनवाई 
नहीं कर सकते । राजा राममोहन रायने कानूनकी इस 
धाराके विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की और अंततः यह धारा 
निरस्त कर दी गयी। 

fara पिटक-त्रिपिटक'के नामसे प्रसिद्ध बौद्ध ame 
ग्रंथोंमेंसे एक | विनय पिटकके अतिरिक्त अन्य पिठक ग्रंथ 
सुत्तपिटक और ग्रभिधम्म पिठक हैं। विनय पिटकमें 
बौद्ध भिक्षुओंके आ्राचार-नियमों (विनय)का वर्णन है । 
यह तीन भागोंमें विभक्त है--सुत्तविभंग, परिवार और 
aaa । सुत्तविभंगमें. पातिमोक्‍्ख (प्रातिमोक्ष) सम्मि- 
लित है जिसमें उन अपराधोंका वर्णन है जिनके करनेसे 
fare व भिक्षुणी पतित हो aS site उनके प्रायश्चित 
का विधान है। खन्‍्धक भी दो भागोंमें विभक्त है-- 
महावग्ग और चुल्लबग्ग । 

विनियम ३ (१८१८ fo का)-भारतीयोंका मुँह बन्द 
करनेके लिए अंग्रेज सरकार Tre १५१८ SoH प्रचलित । 
इस कानूनके अन्तर्गत सरकार ऐसे किसी भी व्यक्तिको 
अनिश्चित कालके लिए कारागारमें डाल सकती थी; 
जिसपर उसे सन्देह हो कि उस व्यक्तिके कार्योंसे भारतमें 
अंग्रेज सरकारकी सुरक्षा और उसके हितोंको हानि 
पहुँचेगी। प्रारम्भमें इसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोहोंको 
दबाना था, परन्तु बीसवीं शताब्दीके पूर्वा्धमें भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसके आन्दोलनको दबानेमें इसका विशेष 
प्रयोग किया गया। लाला लाजपतराय, ऋृष्णकुमार मित्र, 
सुभाषचन्द्र बोस श्रादि कितने ही देशभक्त इस कानूनके 
भ्रन्तगंत बन्दी बनाये गये और उन्हें बर्मा निर्वासित 
किया गया । 





vay 


विन्दवासका युद्ध-सर आरकूट (दे०)के नेतृत्वमें अंग्रेजी 
सेना ate काउण्ट डिलाली (दे०)के नेतृत्वमें फ्रांसीसी 
सेनाके बीच १७६० ई०में हुआ । इस युद्धमें फ्रांसीसी 
निर्णायक रूपसे परास्त हो गये । बुसी (दे०) बन्दी बन 
गया ate लाली पाण्डिचेरी भाग गया, जहाँ उसे जनवरी 
१७६१ ई०में आत्म-समर्पण करनेके लिए विवश किया 
गयां। इस प्रकार विन्दवासके युद्धमें अंग्रेजोंकी विजयने 
लम्बे समयसे चले आनेवाले आंग्ल-फ्रांसीसी युद्धका पटा- 
क्षेप कर fear इससे भारतमें फ्रांसकी सत्ता सदाके लिए 
समाप्त हो गयी । 

विम-कथसिस द्वितीयका नाम था । 

विखूपाक्ष प्रथम-विजय नगरके शासक हरिहर ह्वितीय (दे०) 
का पुत्र । १४०४ Got पिताकी aay are उसने 
सिंहासनपर अ्रधिकार कर लिया, Teg शीघ्र ही अपने 
भाई aaa द्वितीय (दे०) द्वारा अ्पदस्थ कर दिया 
गया | 

बिरूपाक्ष द्वितीय-विजय नगरके प्रथम राजवंशका उपान्तिम 
UAT दुराचारी होनेके कारण उसके सबसे बड़े gar 
उसका वध कर दिया, जो स्वयं बादमें अपने छोटे भाई 
प्रौढ़ देवराय द्वारा मार डाला गया। प्रौढ़ देवराय संगम 
राजवंशका अन्तिम शासक था । 

विलकिन्स, विलियम-वा रेन हेस्टिग्सके शासत-कालमें बंगाल- 
में ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेवामें नियुक्त एक अंग्रेज 
अधिकारी, जो संस्कृत और फारसीका अच्छा विद्वान्‌ था, 
जिसे गवर्नर-जनरलने seafront अध्ययतके लिए 
उत्साहित किया । उसने भगवद्‌ गीताका अंग्रेजीमें अनु- 
वाद किया था । 

बिलसन, जेम्स-ब्राइसरायकी कार्यकारिणी परिषद्का प्रथम 
वित्तीय सदस्य | ag १८५५६ ई०में इस परिषद्का सदस्य 
बना किन्तु नो महीने काम करनेके बाद MATAR उसकी 
मृत्यु हो गयी। वह सुयोग्य लेखाविदू we वित्त व्यवस्था- 
पक था। wa: उसने भारतमें वित्तीय शासन-पद्धतिका 
grist किया, अर्थ-व्यवस्थाको सुनिश्चित रूप-रेखा 
प्रदान की, पाँच वर्षके लिए भ्रायकर लागू किया तथा 
वाधिक बजट व लेखा विवरण तैयार करनेकी प्रथा 
चलायी । 

बिलसन, सर आककंडेल-एक अंग्रेज सेना नायक, जिसने भा रत- 
में अंग्रेजी राजकी सराहनीय सेवा की । सिपाही-विद्रोह 
भड़क उठनेके तुरन्त बाद उसके दो ज्येष्ठ सैन्य-अधि- 
कारियोंकी हैजेसे मृत्यु हो जाने तथा तीसरे अधिकारीके 
श्रस्वस्थ हो जानेपर उसे ब्रिटिश सेनाका कमाण्डर बन 


विन्दवासका युद्ध-विलिग्डन, ore 


जाना पड़ा । दिल्‍्लीकी पहाड़ी उस समय भी ब्रिटिश 
सेनाके कब्जेमें थी, किन्तु उसकी संख्या कम होनेके कारण 
ag विद्रोहियोंको दिल्लीपर अ्रधिकार करनेसे रोकनेमें 
समर्थ नहीं हुई और स्वयं विप्लवियोंके घेरेमें Ga गयी, 
किन्तु विलसन तब तक निर्भीकतासे मोर्चेपर ser रहा, 
जब तक निकोलसन (दे०) दल बल सहित वहाँ सहाय- 
ad पहुंच नहीं गया । छः दिन तक आमने-सामनेके 
भीषण युद्धके बाद सितम्बर १८५८ ई०को निकोलसन- 
की सहायतासे उसने दिल्‍लीको पुनः हस्तगत कर लिया। 

बिलसन, atta Bites अंग्रेज इतिहासकार और प्राच्य 
संस्कृति प्रेमी तथा संस्कृत भाषाविद्‌ । १८१६ ई०्से 
१८३२ ई०तक ae कलकत्ताकी टकसालमें काम करता 
रहा और बाईस वर्ष (१८११-१८३३) बंगालमें 
रॉयल एशियाटिक सोसाइटीके सचिव पदपर रहा | वह 
इस नीतिके विरुद्ध था कि जनताके धनको केवल पाश्चात्य 
शिक्षा दीक्षाके प्रसारमें व्यय किया जाय, जिसे मैकालेका 
वरदसस्त प्राप्त था। उसके रचे हुए अनेक ग्रन्थ हैं, यथा 
tat संस्कृत डिक्शनरी, 'थेटर आफ दि हिन्दूज!' और 
प्रसिद्ध संस्कृत areata अंग्रेजीमें अनुवाद, यथा मृच्छक- 
टिक, मालतीमाधव, उत्तररामचरित, विक्रमोवेशीय, 
रत्तावलि तथा मुद्राराक्षस । भारतीयोंके मध्य शिक्षा- 
प्रसारमें उसकी बड़ी रुचि थी, aa: अनेक वर्षोतक वह 
कमेटी ars पब्लिक' एजुकेशन कलकत्ताका सदस्य 
रहा । 

fatorsa, लार्ड-लार्ड इरविन (Fo )के उत्तराधिकारीके 
रूपमें १६३१ से १६३५ ई०तक भारतका वाइसराय और 
गवर्नर-जनरल । १९१३ से १६१६ ई०तक बम्बईका 
गवर्नर रहा और १६२४ ई०में भारत-सरकारके प्रति- 
निधिके रूपमें राष्ट्रसंघमें भाग लिया । उसे aay 
राष्ट्रीय आन्दोलतके साथ तनिक भी सहानुभूति न थी । 
उसने भारतीय राजनीतिमें लुई १४वें की भाँति उदार- 
वादी निरंकुश शासकके रूपमें कार्य किया | "उसने सम- 
झौता करनेकी उस नीतिको त्याग दिया, जिसका अनुसरण 
उसका पूर्ववर्ती लार्ड इरवित कर रहा था। जैसे ही 
गांधीजी गोलमेज कांग्रेसके दूसरे say भाग लेकर 
ASAT वापस MF, १९३२ Lod उन्हें जेलमें बन्द कर 
दिया गया और सविनय-प्रवज्ञा श्रानदोलनको बड़ी 
कठोरताके साथ दबा दिया गया। उसने भारतीय नेताझ्रों- 
के विरोधके बावजूद भारतपर १६३५ ई०का शासन 
विधान लादनेका प्रयास किया, किन्तु वह इस कार्यमें 
सफल नहीं हो सका । 





135 
विवेक are, स्वामी-विश्वयुद्ध और भारत 


विवेकानन्द, स्वामी ( १६६३-१९०२ )-असिद्ध हिन्दू- 
संन्यासी और उपदेशक। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त व्यक्ति 
थे। वे कलकत्ताके मध्यम वर्गीय बंगाली परिवारमें 
उत्पन्न हुए थे श्नौर उनका मूल नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। 
जब वे कलकत्ता विश्वविद्यालयसे ato ए०की उपाधि 
प्राप्त कर कानूनका अध्ययन कर रहे थे उसी बीच राम- 
कृष्ण परमहंस (दे०)के शिष्य बतकर संसार-त्यागी 
संन्यासी हो गये, और हिमालयसे कन्या कुमारी तक 
समग्र भारतका भ्रमण किया । राजाश्ों श्रौर जनसाधारण 
द्वारा उनका सर्वत्न हादिक स्वागत हुआ । 

१८६३ ई०में वे शिकागो, संयुक्त राज्य श्रमेरिकामें 
हो रहे विश्वधर्म सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए गये । उसमें 
अपने प्रथम भाषणसे ही उन्होंने सबका ध्यान aT शोर 
झाकषित कर लिया और फिर अमेरिकामें aaa स्थानों- 
पर उन्होंने भाषण किये, जिसके फलस्वरूप saat कीति 
फैलने लगी और ae लोग उनके प्रशंसक बन गये । 
अनेक अमरीकी नर-तारी उनके शिष्य हो गये और 
रामकृष्ण परमहंसकी शिक्षाका अ्रध्ययन करनेके लिए 
अ्रमेरिकामें अनेक केन्द्र स्थापित हुए । १५६६ Sot वे 
अमेरिकासे इंग्लैण्ड गये जहाँ उनका बहुसंख्यक अंग्रेज 
स्त्री पुरुषोंने, जिनमें मार्गरेट नोबुल (सिस्टर निवेदिता ) 
(दे०)भी शामिल थीं, सोत्साह भावभीना स्वागत किया। 
freee निवेदिता उनकी शिष्या बन गयीं । १८६६ FoF 
भारत लौटनेपर उनका भव्य स्वागत किया गया | 

उन्होंने aga देशवासियोंके धामिक' एवं सामाजिक 
विचारोंपर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने श्रीरामकृष्ण 
परमहंसकी सावंभौम धामिक शिक्षाओंके साथ-साथ सामा- 
जिक सेवा, तथा दीन-दुखियोंकी सेवापर बल दिया तथा 
देशवासियोंमें फैला अज्ञान दूर करके उनकी afew 
उन्नति करते, नैतिक चरित्र ऊँचा उठाने तथा आत्म- 
त्यागकी भावना पैदा करनेका प्रयास किया । इस कार्यके 
लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशनका संगठन किया, जिसका 
स्थायी केन्द्र बेलूरमें 'बेलूर मठ'के नामसे स्थापित किया 
गया। सम्पूर्ण भारतका पुनः भ्रमण करनेके बाद वे 
१८६६ ई०में दुबारा अमेरिका गये और सैन-फ्रेंसिस्कोंमें 
वेदान्त भ्रध्ययन केन्द्र तथा wager मिशनकी शाखा 
खोली । 

अमेरिकासे वापस भ्राते समय उन्होंने यूरोपके अनेक 
देशोंका भ्रमण किया और स्वदेश आकर बनारसमें एक 
स्कूल और अस्पताल सहित रामकृष्ण मिशनकी शाखा 
स्थापित की। अथक परिश्रम, संन्‍्यासीके कष्ट-साध्य 


ERY 
जीवन झौर रामकृष्ण मिशन संगठनके भविष्यकी 
चिन्ताप्नोंके कारण उनका स्वास्थ्य जरजर हो गया, फलत: 
उन्तालिस वर्षकी प्रल्पायुमें १९०२ ई०में वे ब्रह्मलीन 
हो गये। उनके भाषणों एवं रचनाश्रोंको oma करके 
रामकृष्ण मिशनने are जिल्दोंमें प्रकाशित किया है। 
प्रत्येक जिल्दमें मुद्रित साम्ग्रीके ६०० पृष्ठ हैं। उनकी 
रचताओंमें ज्ञानयोग, राजयोग ate भक्तियोग सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो अंग्रेजी भाषामें लिखे गये हैं। 
उन्होंने 'प्राच्य श्र पाश्चात्य' नामसे एक पुस्तक बंगला 
भाषामें भी लिखी | यह कृति उतके गहन चिंतन तथा 
ofa एवं सामाजिक श्राद्शोंका परिचय देती है । वे 
कुशल पत्न-लेखक भी थे ake उनके सैकड़ों पत्र प्रकाशित 
हुए हैं। उनकी डायरी दुर्भाग्यवश भ्रभी तक प्रकाशित 
नहीं हो सकी है | 

विवेकानन्दका गौरव इस बातमें है कि उन्तीसवीं 
शताब्दोमें जब भारतको पिछड़ा gar देश माना जाता 
था श्रौर यह समझा जाता था कि उसे यूरोपसे बहुत 
कुछ सीखना है तब उन्होंने यूरोपवासियोंके हृदयमें ae 
बात उतारी कि भारतकी संस्कृति उज्ज्वल ale उसका 
धर्म उदार है, जिससे यूरोपको, sie संसारको बहुत कुछ 
सीखना है। इस प्रकार उन्होंने भारत-वासियोंमें नव- 
स्फूरति तथा आत्मसम्मानकी नवीन भावना भर दी | 
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्यने ठीक ही कहा है--“स्वामी 
विवेकानन्दने हिन्दुत्तकी रक्षा कर भारतकी रक्षा कर 
ली। यदि रामक्ृष्ण परमहंस न होते तो हमने अपने 
धर्मको भुला दिया होता और स्वतंत्नताकी प्राप्ति न कर 
पाते । सारा देश स्वामी विवेकानन्दका ऋणी है।” 
(aad आफ caret विवेकानस्द, as जिल्दोंमें; लाइफ 
आफ स्वामी विवेकानन्द, उतके भारतीव और यूरोपीय 
शिष्यों द्वारा, रमेशचन्द्र मजुमदार द्वारा सम्पादित स्वामी 
विवेकानन्द सेन्टनरी वाल्यूम) | 
विश्वयुद्ध और भारत-१६१६ fot प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ 
होनेके समय भारतीयोंका अपने देशके शासनपर कोई 
नियंत्रण नहीं था। भारतके ब्रिटिश शासकोंने इंग्लैण्डको 
सौ करोड़ रुपयोंका अ्रनुदान दिया और aga बड़ी संख्या- 
में भारतीय सैनिकों तथा मजदूरोंको विविध युद्ध मोचों- 
पर भेजा । उन्होंने अपने कत्तेब्योंका पालन इतनी निष्ठा- 
से किया और ब्रिटेतकी अंतिम विजयमें इतना महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया कि अंग्रेजोंको स्थीकार करना पड़ा कि 
“भारतकी सहायताके बिना युद्ध बहुत लम्बा चलता | 
विजयश्रीका बहुत कुछ श्रेय भारतको प्राप्त है ।” ब्रिटिश 





BRE 


विश्वयुद्ध और भारत 





राजनेताश्रोंने बार-बार घोषणा की थी कि छोटे राज्यों- 
की सुरक्षाके लिए युद्ध किया जा रहा है और ब्रिटेनके 
मिदराष्ट्र, संयुक्त राज्य अ्रमेरिकाके राष्ट्रपति विलसन- 
ने भी घोषणा की थी कि युद्धका उद्देश्य छोटे राष्ट्रोंको 
आत्मनिर्णयका अधिकार प्रदान करना है । इस प्रकारकी 
घोषणाग्रोंसे भारतीयोंकी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका 
vata होना स्वाभाविक था 1 
प्रथम विश्वयुद्धकी समाप्ति मित्तराष्ट्रोंकी विजयके 
साथ हुई | युद्धके बाद ही यह बात स्पष्ट हो गयी कि 
ब्रिटेत अपनी gare घोषणाश्रोंकों पूर्णतः क्रियान्वित 
, करनेका कोई इरादा नहीं रखता। ब्रिटेनने भारतको 
जो कुछ प्रदान किया वह १६९१६ ई०का भारतीय शासन- 
विधान था । इसकी प्रस्तावनामें घोषित किया गया था 
कि भारतमें ब्रिटिश शासनका उद्देश्य स्वशासित 
संस्थाओ्रोंकी ऋ्रिक रीतिसे प्रतिष्ठापना करना है ताकि 
वहाँ अंततः उत्तरदायी सरकारकी स्थापना हो सके । 
किन्तु इसके बावजूद-१६१६ ई०के शासन-विधानमें केवल 
प्रांतोंमे ga शासन और केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान 
मंडलोंमें भारतीयोंको अ्रधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया 
गया। इन सीमित संवेधानिक सुधारोंसे भारतीयोंकी 
आशाओं और प्राकांक्षाओ्रोंकों तुष्ट नहीं किया जा सका 
और भारतमें राष्ट्रीय आंदोलन अबाध गतिसे चलता 
रहा। १६९२० ई०में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने श्रसहयोग 
आंदोलन aera कर दिया और प्रत्युत्त रमें अंग्रेजोंने 
भारतमें दमन-नीतिका अनुसरण किया । आर्थिक क्षेत्रमें 
प्रथम विश्व-युद्धने ब्रिटेनको अनुभव करा दिया कि यह 
उसके स्वयंके feat है कि भारतमें उद्योंगोंका विकास 
किया जाय। फलतः उसने क्रमिक रीतिसे भारतीय 
उद्योगोंकों संरक्षण देनेकी नीति अ्रपनायी, जिससे इस्पात, 
सूत्री वस्त्र तथा चीनी उद्योग लाभान्वित हुए । 
सितम्बर १६३६ ई०में जब द्वितीय विश्व-युद्ध 
fost तब १६१४ ई०की ate भारतमें राजनीतिक 
चेतना कहीं श्रधिक जाग्रत हो चुकी थीं। भारतीय 
राष्ट्रवादियोंका एक वर्ग इस पक्षमें था कि ब्रिटेनकी 
कठिनाइयोंसे लाभ उठाकर भारतके राजनीतिक' हितोंको 
अग्रसर किया जाय । कुछ लोग तो जम॑नी भौर जापानके 
साथ, जो अंग्रेजोंके प्रधान शत्रु थे, गठबंधन करने और 
उनकी afr सहायतासे भारतमें श्रंग्रेजी राज्यका अंत 
करनेके पक्षमें भी थे। परन्तु महात्मा गांघीके प्र/दर्शंवादी 
नेतृत्वमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको इस प्रकारकी भ्रव- 
सरवादी नीति स्वीकार नहीं हुई 1 गांधीजीके मार्गंदर्शन- 





में कांग्रेसने युद्ध-प्रयत्नोंमें भाग न लेनेका निश्चय किया। 
fag भारतके ब्रिटिश शासकोंने ब्रिटेनके सहायतार्थ 
विपुल धन भेजा और भारतीय सेनाएं विविध युद्ध-मो्चों- 
पर लड़नेके लिए भेजी गयीं ered सेनाएँ विशेष 
रूपसे दक्षिण-पूर्व एशिया भेजी गयीं, जहाँ जापानी 
तेजीसे ant बढ़ रहे थे । जापानी सेनाओंने न केवल 
मलय प्रायद्वीपपर, वरन बर्मापर भी श्रधिकार कर लिया 
और उत्तर-पूर्वी सीमांत राज्य मणिपुर तक झा धमकीं 
जिससे aaah fae खतरा पैदा हो गया । अंग्रेज बर्मा- 
से हटते समय वहाँ बहुत बड़ी भारतीय सेना छोड़ आये 
थे, जिसे विजेता जापानियोंने बंदी बना लिया । 

नेताजी सुभाषचंद्र बीस युद्धमें ब्रिटेनकी सहायता 
करनेके प्रश्नपर कांग्रेसी नीतिके विषयमें महात्मा गांधी- 
से खुला मतभेद रखते थे। वे चाहते थे कि ब्रिटेनकी 
कठिताइयोंसे पूरा-पुरा लाभ उठाया जाय और अंग्रेंजोंकी 
जेलसे बचनेके लिए वे जर्मनी भाग गये । घहाँसे जापान 
होते हुए taal पहुँचे जहाँ उन्होंने उन भारतीय 
सैनिकोंकी सहायतासे, जिन्हें अंग्रेज छोड़ भ्राथे थे, 'आ्राजाद 
हिन्द फौज'का गठन किया तथा बर्मामें श्राजाद हिन्द 
सरकारकी स्थापना करके अपनेको उसका अंतरिम भ्रध्यक्ष 
घोषित किया। उन्होंने जापानियोंसे गठबंधन करके 
आजाद हिन्द फौजको लेकर दिल्लीप२ धावा मारने और 
वहाँ लाल किलेपर राष्ट्रीय ध्वज फहरसनेकी योजना 
बनायी । कितु उनकी आजाद हिन्द फौज, जिसके पास 
पर्याप्त हथियार ale रसद नहीं थी श्रौर जो वायु सेनासे 
भी लैस नहीं थी, केवल मणिपुरके निकट कोहिमा तक 
पहुँच सकी और भारतीय ब्रिटिश सेनाने, जो उसके 
मुकाबलेमें संख्यामें कहीं अधिक थी ate बेहतर हथि- 
यारोंसे लैस थी और जिसके पास रसंदकी कोई कमी 
नहीं थी, उसे पीछे ats fear) इसके बाद ही हिरो- 
शिमापर अमरीका द्वारा एटमबम गिराये जानेके बाद 
जापानको भी श्रात्मसमर्पण कर देता पड़ा और नेताजीका 
विदेशी सहायतासे बाहरसे आक्रमण करके भारतकों 
आजाद करानेका प्रयास विफल हो गया । 

fata और उसके मित्नराष्ट्रोंको zat पूर्ण विजय 
प्राप्त हुई, fag ग्रांधीजीके नेतृत्वमें भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसको तुष्ट नहीं किया जा सका था। ब्रिटेनने भारत- 
की राजनीतिक आकांक्षाओंको तुष्ट करनेके लिए घोंषणा 
की कि उसे समय आनेपर श्रौपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान 
किया जायगा। इसके साथ ही भारतीयोंमें फूट डाल कर 
उन्हें कमजोर बनानेकी नीयतसे उसने मुसलमानोंकी 


434 


विश्वविद्यालय अधिनियम-विष्णुपुराण 


साम्प्रदायिक महत्त्वाकांक्षाओंकों भी प्रोत्साहित किया | 
कांग्रेस न केवल अपनी पूर्ण स्वाधीनताकी मांगपर डटी 
रही, वरत्‌ उसे पूरा करानेके लिए उसने “भारत छोड़ो! 
आंदोलन भी आरम्भ कर दिया। इस श्रांदोलनको 
व्यापक जन-समर्थन मिला। अंग्रेज-विसेधी भावना न 
केवल भारतीय शासनतंत्रकी सभी शाल्ाश्रोंमें, वरन्‌ 
भारतीय नौसेना तकमें व्याप्त हो गयी। युद्धमें ब्रिटेन 
विजयी प्रवश्य हुआ था, कितु धन-जनकी अपार क्षतिके 
फलस्वरूप वह अत्यन्त THT हो गया था। अतः उसने 
अगस्त १६४७ ई०में भारतको स्वाधीनता प्रदान करके 
agit हट जानेका निश्चय किया । 

विश्वविद्यालय अधिनियम-लार्ड कर्जत (दे०) के शासन- 
कालमें १६०४ ई०में Thea | इसके अन्तर्गत एक आयोग 
गठित हुआ जिसकी म्रध्यक्षता वाइसरायकी कार्यकारिणी 
समितिके कानून-सदस्य थामस रेलेने की। इस प्रधिनियम- 
में सभासदों (सीनेटके सदस्यों) ale विशिष्ट सदस्पोंकी 
संख्या सीमित तथा सीनेटके मनोनीत सदस्योंको बहुमतमें 
करके भारतीय- विश्वविद्यालयोंपर सरकारी नियंत्रण 
wiz कठोर बना दिया गया। wa: इस अधिनियमके 
विरोधमें व्यापक आन्दोलन हुआ । लेकिन इस अधि- 
नियममें एक गुण था। इसका उद्देश्य भारतीय विश्व- 
विद्यालयोंको, जो तब तक केवल परीक्षा लेनेवाले संस्थान 
थे, शिक्षण dealt aaa देना था, विशेषकर उनमें 
स्तातकोत्तर शिक्षणकी व्यवस्था करना था। उसमें 
विश्वविद्यालयोंमें प्रोफेसरों और प्राध्यापकोंकी नियुक्ति 
और प्रयोगशालाग्रों तथा संग्रहालयोंकी व्यवस्थाका 
प्राविधान किया गधा | सर आ्राशुतोष मुखर्जी १६०६ ई० 
में कलकत्ता विश्वविद्यालयके उपकुलपति बने । उनके 
निर्देशनमें कलकत्ता विश्वविद्यालयने इस अ्धिनियमसे 
लाभ उठाया और जनताके अ्र्थदानसे शिक्षण विभाग 
खोला जिससे केवल वंगालमें ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण 
भारतमें उच्च शिक्षाके प्रसारमें बहुत सहायता मिली । 
१८५७ ई०में कलकत्तामें प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय- 
की स्थापना Bel तदनन्तर बम्बई झौर मद्रासमें भी 
विश्वविद्यालयोंकी स्थापना शीघ्र ही हुई । 

विश्वविद्यालय, भारतीग्र-लंदन विश्वविद्यालयको आदर्श 
बनाकर १८५७ fot सर्वप्रथमं कलकत्ता, मद्रास और 
बम्बईमें विश्वविद्यालय स्थापित किये गये । प्रारम्भमें ये 
विश्वविद्यालय केवल Woah eat थे, लेकित 
१६१३ ई०में सर हरकोर्ट बटलरने, जो वाइसरायकी 
कार्यकारिणी समितिका प्रथम शिक्षा-सदस्य था, एक 





४३७ 





प्रस्ताव पारित किया, जिसमें शिक्षण और श्रावासीय 
विश्वविद्यालय स्थापित करनेकी व्यवस्था की गयी थी। 
प्रांतोंमे तयी जागृतिके साथ-साथ साम्प्रदायिक चेतनाके 
प्रसारके फलस्वरूप बीसवीं शताब्दीके द्वितीय चतुर्थाशमें 
पटना, लखनऊ, अलीगढ़, बनारस, आगरा, दिल्‍ली, 
नागपुर, TEA, ढाका, मैसूर, हैदराजाद, चिदम्बरम्‌, 
त्रिवेन्द्रमू, गौहाटी और पूनामें विश्वविद्यालय स्थापित 
हुए। इनमेंसे कुछ आवासीय और अ्रधिकांश शिक्षण 
विश्वविद्यालय हैं । 
वर्तमान समयमें रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा १६२१ 

ई०में स्थापित 'विश्वभारती'को मिलाकर साठसे अधिक 
विश्वविद्यालय भारतमें हैं | gaat deat प्रतिवर्ष बढ़ती 
जा रही है। एक स्वायत्तशासी निकाय जिसको “विश्व- 
विद्यालण अनुदान arate’ कहा जाता है, गठित किया 
गया है, भ्रौर यह भारतमें उच्च विश्वविद्यालयिक शिक्षा- 
के लिए भारत सरकार जो धन देती है, उसको भारतीय 
विश्वविद्यालयोंमें वितरित करता है | 

fara सिह-१५१५ ई०के लगभग कोच राज्यका संस्थापक, 
जिसकी राजधानी mara कूचविहार थी । उसके द्वारा 
संचालित राजवंशके राजालोग कूचबिहारमें आधुनिक 
कालतक शासन करते रहे हैं। (गेट, हिस्द्री आफ आसाम, 
अध्याय चार) 

विश्वास राव-पेशवा बालाजी बाजीरावका सबके बड़ा 
पुत्र और उत्तराधिकारी । सत्नह वर्षकी अवस्थामें वह 
मराठा सेनाका प्रधान सेनापति नियुक्त हुआ और हमद 
शाह अब्दालीका श्राक्रमण रोकनेके लिए उत्तरी भारत 
भेजा गया। किस्तु सेनाका वास्तविक नियंत्रण उसके 
चाचा सदाशिव राव भाऊके हाथोंमें था । इस भ्रभि यान- 
का dat १३ जनवरी १७६१ ई०को पानीपतके तृतीय 
wat हुआ, जिसमें विश्वास राव मारा गया और 
मराठोंकी भारी पराजय हुई। 

विष्णु-हिन्दुश्नोंका एक प्रधान देवता, जिनकी वैष्णव उपा- 
सना करते हैं। ब्रह्मा और महेश्वर (शिव) के साथ 
इनकी गणना हिन्दुओंके त्रिदेवमें होती है । 

विष्णु गुप्त-देखिये, कौटिल्य' । 

विष्णुपुराण-हिन्दुओ्नोंके श्रठारह पुराणोंमेंसे एक, St eT 
सब पुराणोंसे प्राचीन माना जाता है। यह पुदाणके पाँचों 
लंक्षणोंसे am है और इसमें सृष्टि, मनुष्यों, देवों, 
विविध मन्वंतरों और प्राचीन राजवंशोंका इतिहास 
मिलता है । इसमें विशेष wit विष्णुकी महिमाका 
वर्णन है | 


3a 





faomatia (बिहि देव ai बिहिंग)-द1रसमुद्रका होयसल 
राजा (१११०-४१ ई०) । इसने अ्रनेक युद्ध किये और 
अपने राज्यका विस्तार किया । वह नाममात्रके लिए 
चालुक्योंका भप्रधीनस्थ बना रहा | तत्कालीन धामिक 
इतिहासमें उसने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । प्रारम्भमें 
वह जैन मतावलम्बी था किन्तु प्रख्यात वेष्णव आचारये 
Wass प्रभावसे वह वेष्णव मतावलम्बी हो गया । 
मत-परिवतंनके बाद उसने ata पहलेका नाम विहिदेव 
या विहिंग त्याग कर विष्णुवर्धन नाम धारण किया। 
उसने वैष्णव ads प्रचारके लिए ate भव्य मन्दिरों- 
का निर्माण कराया । इनमेंसे कुछ भ्राज भी बेलूर AIK 
हलेविडमें विद्यमान हैं। इनमें सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
हलेविडके होयसलेश्वर मंदिरका है, जिसमें ग्यारह सज्जा 
पट्टियाँ हैं । प्रत्येक ast ara सौ फुट या अधिक लम्बी 
है और हाथी, सिंह, अश्वारोही, वृक्षलता, पशु-पक्षी 
झादि विविध अलंकरणोंसे युक्त है। कुछ आलोचकोंका 
विचार है कि यह मंदिर मातव श्रम और कौशलका 
सर्वाधिक ayer उदाहरण है । 

ate नरधिह-विजयनगरका एक राजा (१५०५-१५०६ 
fo), जिसने विजयनगरके सालुव या द्वितीय वंशके 
अन्तिम राजा इमादी नरसिंहकों मारकर सिंहासतपर 
अधिकार कर लिया । उसका सौतेला भाई कृष्णदेवराय 
(%o) उसका उत्तराधिकारी बना, जो विजयनगर राज्य- 
का सबसे महान शासक था | 

बीरनारायण-गोंडवानाका राजा। उसकी नाबालिगी 
wars Usage अकबरका भाक्रमण FAT AK 
प्राक्रमणकारियोंका मुकाबला पहले उसकी साहसी माँ 
रानी दुर्गावतीने किया | युद्धमें उसकी मृत्यु हो जानेके 
बाद वीर नारायण ने भ्रल्पवयस्क होते हुए भी मुगलोंके 
विरुद्ध तबतक युद्ध जारी रखा जबतक लड़ाईमें वह 
शहीद नहीं हो गया । 

बीर बल्‍्लाल-द्वा रसमुद्रका एक होयसल राजा, जो प्रसिद्ध 
वैष्णव शासक विष्णुवर्धन (दे०) का tla था। उसका 
राज्य मैसूरके उत्तरतक विस्तृत था। उसने देवगिरिके 
यादवोंको परास्त कर होयसलोंको दक्षिण भारतकी एक 
प्रमूख शक्ति बना दिया । 

बीर शेव (संप्रदाय)-देखिये 'लिंगायत मत । 

वीर्रसह बुन्देला-बुन्देलोंका सरदार, शाहजाद। सलीमके 
उकसानेपर उसने १६०२ ईं०में अकबरके विश्वसनीय 
मित्र भौर परामशंदाता aaa फजलकी हत्या कर दी। 
सम अबुल फलीजलसे घृणा करता था श्रौर उससे डरता 


विष्णुवर्धन (विहि देव या विहिंग)-वृजि 
भी था। वादमें, जहाँगीरके नामसे संलीमके सिंहासना- 
रूढ़ होनेपर वीरसिंहकों पुरस्कार-स्वरूप तीत हजार 
घुड़सवारोंढी मनसबदारी मिली । 
वीरसिंइने ही मथुरामें ३३ लाख रुपयेकी लागतसे 
क्ृष्णजन्म-भूमिके खेंडहरोंमें केशवदेवका एक भव्य 
मन्दिर निर्मित कराया। उसका पुत्र जुझार सिंह 
उसके बाद जागीरक़ा उत्तराधिकारी हुआ । उसका 
मथुरा स्थित मन्दिर इतना ऊँचा था कि उसका शिखर 
array शाही किलेसे- देखा जा सकता था। इससे 
औझरंगजेबका विद्वेष जाग्रत हो उठा। उसके आ्रादेशसे 
१६७० ई०में मन्दिरको धूलमें मिला दिया गया और 
उसके स्थानपर मस्जिद खड़ी की गयी। 
बीसलदेव-अजमेरका चौहान राजा। पंजाबके राजा 
आनन्दपाल (Jo) के अ्रनुरोधपर उसने १००८ Foi 
सुल्तान महमूदके झ्राक्रमणका प्रतिरोध करनेके लिए 
एकत्र भारतीय राजाझ्रोंकी सेनाका नेतृत्व किया । किन्तु 
युद्धमें उसे Teed होना पड़ा 1 
as, सर चाल्सं-१५५४ से १८४५८ ई०्तक बोर्ड ats 
कण्ट्रोलका अध्यक्ष । इसी हैसियतसे उसने १८५४ ई०का 
प्रसिद्ध खरीता भेजा, जिसमें शिक्षाके क्षेत्रमें भारत 
सरकारकी नीतिका निर्धारण किया गया। इस नीतिके 
अन्तर्गत विद्यालयोंकों सहायक अनुदान देनेकी व्यवस्था- 
का सूत्रपात किया गया और कलकत्ता, बम्बई तथा 
मद्रासमें विश्वविद्यालयोंकी स्थापनाकी श्रनुमति प्रदान 
की गयी । इस खरीतेमें इस बातपर बल fear गया कि 
शिक्षा भारतीय भाषाञ्रोंके माध्यम .द्वारा दी जानी 
चाहिये, राजकीय शिक्षण संस्थाश्रोंमें दी जानेवाली 
शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिये। सर चाल्संवुडके 
खरीतेके फलस्वरूप सम्पूर्ण भारतमें शैक्षणिक संस्थाओं- 
प्राथप्रिक स्‍्कूलोंसे लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों, 
कालेजों और विश्वविद्यालयोंकी स्थापनाकी व्यवस्था 
की गयी.। 
बूजि-एक प्राचीन गण, जो लिच्छिवियोंके नामसे afar 
प्रद्यात था। उनके नामके भ्राधारपर उस प्रदेशका 
ara भी afer पड़ा जो झाजकल बिहारका मुजफ्फरपुर 
जिला कहलाता है। वृजियों की राजधानी वेशाली (Zo ) 
थी। उन्होंने एक कुदीत गणतंत्रकी स्थापना की, इस 
गणतंत्रका शासन कुछ कुबोंके हाथमें था। प्रत्येक कुलको 
शासनका समान अ्रधिकार प्राप्त था। उनकी शासन- 
व्यवस्था इतनी प्रभावशाली थी कि गोतमबुद्धने वृजिसंघके 
अनुरूप ही अपने भिक्षुसंघक्ता संगठन किया | Fo To 


a4 


बेंकट-वे द 
पाँचवीं wet भ्रजातशत्वने वृज्जियोंको पराजित किया, 
किन्तु इसके बाद भी ईंसवी चौथी शताब्दीके प्रारम्भ तक 
भारतीय इतिहासमें उनका सम्मानपूर्ण स्थान बना रहा | 
चन्द्रगुप्त प्रथम (दे०) ने लिच्छिवि राजकुमारी 'कुमार- 
देवी'से विवाह करके ही मगध राज्यका प्रताप बढ़ाया 
और शक्तिशाली गुप्त राजवंशकी नींव डाली | 

बेंकट-विजयनगरके अरविन्दु waar चौथे वंशका तीसरा 
राजा, जो १५६५ ई०में तष्ट हो गया । उसने पेनूगोंण्डासे 
हटाकर चंद्रगिरिमें राजधानी aaa | उसके शासनका 
श्रीगणेश १५८५ ई० में हुआ भौर उसके wear होनेकी 
तिथि अ्निश्चित है। वह तेलुगु कवि और वैष्णव लेखकों- 
का उदार संरक्षक था। 

बेंकट प्रथम-विजयनगरके Tees वंशका एक राजा | वह 
१५४२ So अपने पिता अ्रच्युतका उत्तराधिकारी बना, 
विन्तु सिंहासनारूढ़ होनेके बाद ही वह मार डाला गया | 

बेंकट/द्रि-राम राजाका एक भाई । सदाशिव (१५४२-६५)- 
के शासनकालमें विजयनगरका व्यावहारिक राजा वेंकटाद्वि 
ही था । कुशल सेनानायक होते हुए भी वह १५६५ Loe 
तालीकोटा (दे०) के युद्धमें पराजित हो गया । 

बेड्रिका राज्य-गोदावरी और कृष्णा नदियोंके बीच स्थित, 
जिसे चौथी शताब्दी ई०में समुद्रगुप्त (दे०) ने जीता था। 
उस समय सम्भवतः एक TAT राजा इसका शासक 
at) ६११ ई०में यह चालुक्य राजा पुलकेशी द्वारा 
विजित हुआ, जिसने अपने भाई कब्ज विष्णुवर्धतकों यहाँ- 
का उपशासक नियुक्त किया। उसकी राजधानी 
गोदावरी जिसमें स्थित fragt (झ्राधुनिक पीठापुरम्‌ ) 
थी। चार वर्ष बाद कुब्जावडनने वेज़्िकों स्वतन्त्र राज्य 
बनाकर पूर्वी चालुक्य (दे०) वंशकी नींव डाली, जो 
१०७० ई० तक सत्तारूढ रहा। इसके बाद यह राज्य 
चोल राज्यमें सम्मिलित कर लिया गया । 

aswd, सर विलियम-एक प्रसिद्ध आई० alo एस० 
अफसर | इंडियन सिविल स्विससे अ्रवकाश ग्रहण करनेके 
बाद उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापनामें उत्साहके 
साथ योगदान किया और दिसम्बर १८८५ fot बम्बईमें 
सम्पन्न कांग्रेसके प्रथम अधिवेशनमें भाग लिया । इसके 
उपरान्त १८६६ तथा १६१० ई० में सम्पन्न कांग्रेसके दो 
भ्रधिवेशनोंका सभापतित्व भी उसने किया भ्ौर मृत्युपयेन्त 
भारतीयोंकी राष्ट्रीय आकांक्षाओञोंका समर्थन किया । 

बेद-हिन्दुओंके सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ और संभवतः विश्व- 
की प्राचीनतम पुस्तक । सनांतनी हिन्दू वेदोंकों नित्य, 
शाश्वत और अपौरुषेय मानते हैं। वैदिक मंत्रोंके स।थ 





BRE 


जिन ऋषिथोंके नाम मिलते हैं, वे उतके रचयिता नहीं, 
द्रष्टा थे । वेदोंकी गणना “श्रुति' (जो सुना गया हो) में 
की जाती है, क्योंकि उन्हें गुरु-शिष्य परंपरासे सुतकर 
कंठस्थ किया जाता था । वेद चार हैं। यथा, ऋग्वेद, TTT, 
सामवेद और अ्रथवंवेद । वेद हिन्दू धर्मके मूलाधार हैं । 
adara हिन्दू धर्म मूल वैदिक धर्मसे काफी परिवर्तित हो 
चुका है, फिर भी वेदोंको aa भी प्रमाण माना जाता है। 
प्रत्येक वेद चार भागोंमें विभक्त है। यथा, संहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ । संहिता-भागमें मंत्रोंका संग्रह 
मिलता है ate वह सूक्‍तोंमें विभाजित है । saree, 
ऋग्वेद संहितामें १०२८ सुक्त हैं जो १० मंडलोंमें विभक्त 
हैं। ब्राह्मण भागमें यज्ञानुष्ठानका विस्तृत विवरण मिलता 
है और वह प्रायः गद्यमें होता है । मुख्य ब्राह्मण-पंथोंमें 
ऋग्वेदसे सम्बन्धित tata और कौषीतकि, सामवेदसे 
सम्बन्धित asa ate जैमिनीय, यजुर्वेदसे सम्बन्धित 
तैत्तिरीय और शतपथ और अथर्ववेदसे सम्बन्धित गोपथ 
ब्राह्मण हैं । 

आरण्यक-ग्रंथ अरण्य (वन) में रहनेवाले वानप्रस्थ 
लोगोंके द्वारा पढ़े जानेके योग्य हैं। इनमें क्मकांडकी 
अपेक्षा ग्राध्यात्मिक रहस्योंका विवेचन अ्रधिक मिलता है । 
आरण्यक-प्रंथ ब्राह्म ण-प्रंथोंके ही भाग हैं, इसीलिएं प्रत्येक 
ब्राह्मण-ग्रंथेक साथ उसका आ्रारण्यक भी उसी नामसे 
मिलता है । 

उपनिषद्‌ ग्रंथोंमें ब्रह्म विद्याका प्रतिपादन किया गया 
है। वे प्रायः wat हैं। उनके उपदेशोंकों कर्मकांड-प्रधान 
धर्मकी प्रतिक्रिया माना जाता है। उनमें परम तत्त्वका 
विवेचन है, जिसका ज्ञान मोक्ष-प्राप्तकि लिए आवश्यक 
माना जाता था । 

चारो वेदोंमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है, 
उसका निर्माण-काल अभी तक ठीक-ठीक निर्धारित नहीं 
हो सका है। कुछ विद्वान्‌ उसका निर्माण-काल ईसवी 
सनुसे ४००० ad पूर्व मानते हैं । अन्य विद्वानोंका मत 
है कि उसको निर्माण-काल बिहिस्तान afta (दे०) 
अथवा जरथुस्त्रको अपना पैगम्बर माननेवाले ईरानियोंके 
धर्मग्रंथ TAT Yoo वर्षसे अधिक आचीन नहीं हो 
सकता। जो भी हो, इतना मानना होगा कि ऋग्वेद 
हिन्दुओ्“ोंका प्राचीततम ग्रंथ है भौर उससे हमें प्राचीन 
भारतीय- arate धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन- 
के बा रेमें प्राचीनतम जानकारी मिलती है। (बाल गंगाधर 
तिलक कृत ओरियन; ए० ato कीय कृत रिलीजन एण्ड 
फिलासफी आफ दि वेदाज; आर० Alo मजूमदार Har 


¥¥o 


दि वेदिक एज, कम्ब्रिज हिस्द्री! आफ इंडिया, खंड १३ 
आर० सी० दत्त Ba ऋग्वेद संहिता) ) 
बेदांय-वेदोंके पूरक या सहायक अंग। ये ग्रंथ सूत्र-शैलीमें 
fee गये हैं श्रौर छः विषयोंका निरूपण करते हैं, यथा- 
शिक्षा (ध्वनि शास्त्र), कल्प (धामिक आचार), 
व्याकरण, or, निरुक्त ( ब्युत्पत्ति शास्त्र ) तथा 
ज्योतिष । 
बेदान्त-उपनिषदोंमें प्रतिपादित दर्शन । वेदका भंतिम भाग 
होनेसे उपनिषद-ग्रंथोंको aaa भी कहा गया है और 
इसीलिए उसमें प्रतिपादित दर्शन सामान्यरूपसे वेदान्त- 
दर्शन कहा जाता है । इसका प्रतिपादन मुख्य रूपसे 
बादरायणने अपने ब्रह्मसूत्रमें किया है और उसके सबसे 
प्रसिद्ध व्याख्याकार शंकराचार्य (दे०) हैं। उन्होंने Aas 
अद्वेतवादी वेदान्त-दर्शनका सार निम्त श्लोकाड्में दे 
दिया है-- 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो aaa नापरः । 
(ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, यह जगत मिथ्या है। 
जीव और ब्रह्ममें कोई भेद नहीं है ।) 
उनके कथनानुसार ईश्वरकी उपासना करने अथवा 
उसका ध्यान करनेसे स्वर्ग-सुखकी प्राप्ति हो सकती है, 
कितु, मोक्ष की प्राप्ति उसीको होती है जो ब्रह्म विद्याको 
जानता है, जो जानता है कि जीवात्मा और ब्रह्म 
wae 
भिन्न-भिन्न oral’ वेदान्तसूत्रों की व्याख्या भिन्न- 
भिन्न रीतिसे की है। उदाहरणके लिए रामानुजाचार्य 
(दे०) ने शंकराचार्यके अद्वेतवादके स्थानपर विशिष्टाद्वैत- 
बादका प्रतिपादत किया है। उनके मतानुसार विष्णु 
अथवा नारायण ही परत्रह्म है जो जगतके प्रत्येक पदार्थमें 
तथा सभी जीवात्माश्रोंमें परिव्याप्त हैं। उनकी भक्ति 
तथा सत्कर्म करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है । मुक्तिका अर्थ 
है ईश्वरका सामीप्य-लाभ करके उसके बैकुंठलोकमें नित्य 
वास करना | उनका यह मत विशिष्टाद्वेत कहलाता है। 
बेदांत दर्शनके यही दो मुख्य सम्प्रदाय हैं, शंकरका अद्वैत- 
वाद तथा रामानुजका विशिष्टाइंतवाद । इनके अलावा 
निम्बार्काचार्य तथा wena आदिने भी उसकी भिन्न- 
भिन्न व्याख्याएँ की हैं : 
वेन्तुरा, जनरल-एक इटालियन सेनानायक, जो महाराज 
रणजीत fag (30) की सेवामें नियुक्त था। उसने 
fara पैदल सेनाका grist किया । रणजीत सिंहने 
उसके साथ वड़ी उदारताका व्यवहार किया और उसे 
सूत्रेदार बना दिया तथा जागीर भी प्रदान की । किन्तु 


बेदांग-वेलेजली, सारविवस रिचर्ड कोली 


१८३६ ई०में रणजीत सिंहकी मृत्यु हो जानेपर बह 
पंजाब छोड़कर चला गया। (एन० के० सिन्हा ga 
रणजीत सिंह) । 

बेरेलेस्ट, हेनरी-अंगालका गवर्नर (१७६७-६६ Fo) 1 
सामान्य योग्यताका व्यक्ति होते हुए भी वह पदोन्नति 
प्राप्त BAR गुर जानता था !, वह कम्पनीकी सेवामें 
लिपिकके eae बंगाल आया, किन्तु wait cad 
क्लाइव (दे०) के दूसरे कार्यकालमें उसकी चार सलाह- 
कारोंकी प्रवर समितिका सदस्य बन TAT) १७६७ Fo 
में क्लाइवके अ्रवकाश ग्रहण करनेपर वह उसका उत्तरा- 
धिकारी बता । निजी व्यापार चलानेके प्रतिरिक्त बह 
was रूपमें प्रतिवर्ष २७०६३ पौण्डका वेतन भी 
लेता था । उसके प्रशासन-कालमें प्रजाको दोनों हाथसे 
लूटा गया । FAT: १७६६-७० ई० में बंगालमें भयंकर 
दुर्भिक्ष (दे०) Ger जिसके परिणाम-स्वख्प एक तिहाई 
जनसंख्या नष्ट हो गयी | 

बेलेजली, आर्थर (बादमें saw आफ steer) (१७६९- 

१८५२)-भारतके गवर्नेर-जनरल aS वेलेजली (दे०) 
का छोटा भाई । वह १७६७ ई० में अर्थात्‌ अपने भाईके 
आगमनसे एक वर्ष पहले फौजी अ्रधिकारीके रूपमें भारत 
आया और १८०४ ई० तक कम्पनीकी संन्‍्य सेवामें रहा। 
उसने तत्कालीन युद्धोंमें, विशेष रूपसे दूसरे मराठा-युद्ध 
(दे०) में भाग लिया, जिसमें उसने १८०३ fo में असई 
(दे०) तथा areata (दे०) के युद्धोंमें मराठोंको 
पराजित करके विशेष नामवरी पायी । उसने भोंसलाके 
साथ देवगाँव (दे०) की संधि तथा शिन्देके साथ सुर्जी- 
अर्जुनगाँव (दे०) की संधि करनेमें विशेष कूटनीतिक 
चातुर्यंका परिचय दिया। भारतसे वापस लौटनेपर 
उसने स्पेनके प्रायद्वीपके युद्धमें विजय प्राप्त करके तथा 
वाटरलूके युद्धमें नैपोलियनकों पराजित करके विशेष 
ख्याति प्राप्त की। १८२८ fo में वह कुछ समयके 
लिए इंग्लैण्डका प्रधानमंत्री बन गया । मृत्युपयेन्त सैनिक 
मामलोंमें तथा भारतके मामलोंमें उससे बराबर परामर्श 
लिया जाता रहा। उसकी मृत्यु १५५२ ई० में EI 

वेलेजलोी, मारक्विस रिचर्ड कोली-१७६८ Fo से १८०४५ 
ई० तक भारतका गवर्नर-जनरल | वह भारतके ब्रिटिश 
शासकोंमें सबसे महान्‌ माना जाता है। उसने युद्धोंके 
द्वारा तथा शांति रीतिप्न राज्योंका श्रधिग्रहण करके 
भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यका अभूतपूर्व विस्तार किया। 
उसने अहस्तक्षेप (दे०) की नीति त्याग कर भारतीय 
राजाझंको अंग्रेजोंका आश्चित बना देनेके उद्‌देश्यसे 





au) 


बेलेजली, मारक्दिस रिचर्ड कोली-बैशाली 


आक्रामक नीति अपनायी । उसने भारतीय राजाप्रोंको 
अंग्रेज़ोंसे श्राश्रित संधि (इसे सहायक संधि भी कहते हैं) 
करनेके लिए विवश किया। जो भारतीय राजे इस 
संधिको स्वीकार कर लेते थे उन्हें कम्पनी सरकार 
आश्वासन देती थी कि वह उनकी सभी भीतरी तथा 
बाहरी शत्रुप्रोंसे रक्षा करेगी । इसके बदलेमें उन्हें ATA 
राज्यमें अंग्रेजी सेना तथा अपने दरबारमें अंग्रेज रेजिडेंट 
रखनेके लिए राजी होना पड़ता था। इसके साथ ही 
उन्हें प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वे भ्रंग्रेजोंके सिवाय 
अन्य किसी विदेशी ताकतसे कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे 
और ब्रिटिश सरकारकी पूर्ण अश्रनुमतिके बिना किसी 
विदेशीको नौकर नहीं रखेंगे । 

: निजामने इस आश्चित संधिको स्वीकार कर लिया 
और इस प्रकार वह शांतिपूर्ण रीतिसे अंग्रेजोंका पूर्णतया 
आश्रित बन गया । मैसूरके टीपू सुल्तान (दे०) ने इस 
प्रकारकी संधि करनेसे इन्कार कर दिया । फलतः वेले- 
welt चोथा मंसूर-युद्ध (दे०) छेड़ दिया, जिसमें 
टीपू परास्त होकर वीरगतिको प्राप्त gat | उसकी 
HAH उपरांत मैसूर तथा उसके आसपासके इलाकोंको 
छोड़कर उसका समस्त राज्य ब्रिटिश साम्राज्यमें मिला 
लिया गया। मंसूरकी गददीपर एक हिन्दू राजाको 
बिठा दिया गया और उसे भी श्राश्चवित संधि करनेके 
लिए विबश किया गया । 

पेशना बाजी राब द्वितीयने वसई (दे०) की संधि- 
: के द्वारा अंग्रेजोंका आश्चित बनना स्वीकार कर लिया, 
परंतु aa मराठा सरदारोंने ahaa संधि स्वीकार 
नहीं की wea: वेलेजलीने दूसरा मराठा-युद्ध (दे०) 
छेड़ दिया, जिसके परिणाम-स्वरूप भोंसला, fre तथा 
होल्करके राज्योंका अधिकांश भाग ब्रिटिश सा म्राज्यमें 
मिला लिया गया | इस प्रकार मध्य भारत, मालवा, 
गुजरात तथा दिल्ली तज्रिटिश शासनके अंतर्गत झा गये । 
वेलेजलीने कुशासवका MT लगाकर कर्नाटक, तंजौर 
तथा अवधके एक बड़े भू-भागको भी ब्रिटिश साम्राज्य- 
में मिला लिया । 
बेलेजलीकी अनवरत युद्धों तथा राज्यविस्तारकी 
नीतिसे नाराज होकर कोर्ट आफ डाइरेक्टर्सने १८०५ 
ई० में उस्ते वापस बुला लिया | परंतु इसमें संदेह नहीं 
कि वेलेजलीने अपने कार्यकालकी समाप्तिपर भारतमें 
अंग्रेजोंका सावंभौम प्रभुत्व स्थापित कर दिया था और 
पंजाब तथा fasat छोड़कर सारा भारत ब्रिटिश 
साम्राज्यके अंतर्गत at गया था। 


४४१ 

बेल्लोरमें भारतीय सेनिकोंका विद्वोह-भारतीय सेनाके 
प्रारम्भिक निष्फल विद्रोहोंमेंसे एक। १८०६ ई० में 
वेल्लोरमें तैनात भारतीय सैनिकोंने कुछ नये नियमोंके 
विरुद्ध वेल्लोरमें विद्रोह कर दिया 1 यह नये नियम उनके 
धामिक विश्वासोंका अतिक्रमण करते थे । इस विद्रोह- 
को अल्पकालमें ही बलपूर्वक दबा दिया गया, परन्तु 
इससे मिलनेवाली शिक्षाकी श्रवहेलना की गयी, जिसका 
आगे चलकर भयानक परिणाम निकला | 

बेबेल, ote (पहले सर आर्कोबाल्ड) (१८८३-१९४५० 
ई०)-लार्ड लिनलिथगो (दे०) के उत्तराधिकारीके रूप- 
में १६४३ fo से १६४७ई०तक भारतमें गवनंर-जनरल 
रहा । १६४१ से १६४३ ई०तक वह भारतीय सेनाका 
प्रधान सेनापति भी रहा ate जापानियोंपर विजय प्राप्त 
कर उन्हें बर्मा और भारतसे तिकाला। उसका पहला 
प्रयास था युद्ध.स्तरपर बंगालके AHAB सामना करना 
और खाद्य-स्थितिको सम्हालना । युद्धकी समाप्तिपर 
उसने कोशिश की कि १६३४ के भारतीय शासन विधान- 
के अनुसार भारतकी शासन सत्ता शांतिपूर्ण ढंगसे भार- 
तीयोंको हस्तांतरित कर दी जाय; किन्तु अंग्रेजोंकी 
नीयतके बारेमें भारतीयोंके मनमें घुसे हुए संदेहोंने उसकी 
कार्य कठिन बना दिया । इसके साथ ही कांग्रेस और 
मुसलिम लीगके परस्पर भ्रविश्वास के कारण भी उसके 
मार्गमें कठिनाइयाँ उत्पन्त हो गयीं । 

वेवेलने कांग्रेस और लीगके नेताओोंकी श्रनेक बैंठकें 
आयोजित कीं, फरवरी १६४६ ई०में बम्बईके ताविक- 
विद्रोहका दमन किया, कैबिनेट मिशत (दे०) का स्वागत 
किया और उसकी योजनाके विफल होनेपर कांग्रेसकी 
सहायतासे जवाहरलाल नेहरू (Fo) के नेतृत्वमें श्रन्तरिम 
सरकार (दे०) का गठन किया । 
मुस्लिम लीगने इसका विरोध किया और १६ 

अगस्त १६४६ ई०को ‘Megat BATE दिवस” मनाया, 
जिसके. फलस्वरूप भारतमें भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए 
wie aaa उन्हें शीघ्रतासे दबानेमें प्रसफल रहा। 
HAT: १६४७ oH aS वेवेलको वापस बुला लिया 
गया और उसकी जगह लार्ड माउंटबेटन (दे०) को भेजा 
गया । १६५० Soh इंग्लैण्डमें वेवेलका देहान्त हो गया । 

बैशाली-गौतमबुद्ध (दे०) के कालका एक प्रसिद्ध नगर, 
जो लिच्छिवि (दे०) गणकी राजधानी था। इसके 
भग्तावशेष गंगाके उत्तरी किनारेपर हाजीपुरके निकट 
बसाढ़गाँवमें तथा उसके आसपास पाये जाते हैं । AIT 
उत्कषंकालमें यह समृद्ध नगर था और दस-बारह मीलके 


¥¥R 


वेश्य-हवीलर, wis 





RA Gar are गौतम बुद्ध श्रनेक वार इस नगरमें 
पधारे थे | मगधके राजा अजातशत्रु (Zo) द्वारा विजित 
होनेपर यह Tas अ्रधिका रमें ar गया । पाँचवीं शताब्दी 
तक इस नगरका महत्त्व बता रहा। उस कालमें गुप्त 
ame चन्धगुप्त विक्रमादित्य (दे०) के राज्यपालका 
कार्यालय इसी नगरमें था | 
वैश्य-हिन्दुओंकी वर्ण-व्यवस्थामें इनका तीसरा स्थान है । 
इस ais लोग मुख्यतया वाणिज्य-व्यवसाय और क्ृषि 
करते थे 1(एन० Ho दत्त छत कास्ट्स इत इण्डिया ) 
aera मत-का प्रचार चार महान आचायो-निम्बार्का- 
ad, रामातुजाचा्य, मध्वाचार्य तथा वल्लभाचार्यने 
किया । उनकी उपासना-पद्धति भले ही भिन्‍न-भिन्‍न हो, 
परंतु बे सभी एक ईश्वरमें विश्वास करते हैं, जिसक्री 
उपासता वे राम, कृष्ण अथवा वासुदेवके नामसे करनेका 
उपदेश देते हैं । वे यश्ञादिके स्थानपर अपने उपास्यदेव- 
की भक्तिके द्वारा मुक्ति प्राप्त aware ब७ देते हैं । वे 
ईश्वर, जीव तथा भ्रकृतिमें भेद करते हैं। जीव माया 
(प्रकृति) में लिप्त रहता है तथा ईश्वरके अनुग्रहसे 
मुक्ति प्राप्त कर लेता है। निम्थार्काचार्यके शिष्य उत्तरी 
भारतमें, विशेष रूपसे मथुरामें बड़ी संख्यामें मिलते हैं 
जो कृष्ण और राधाके उपासक हैं | रामानुजाचार्य 
(दे०) के शिष्य दक्षिण भारतमें बड़ी संख्यामें हैं जहाँ 
श्रालवार संतोंने भक्ति मार्गका प्रचार पदले ही कर दिया 
था। रामानुजाचार्य तारायणको TAA मानते हैं। 
उनकी शिक्षाएँ अधिकांशतया भगवद्गीतापर आधारित 
है। वे ईश्व रको aay, सर्वेव्यापी, सर्वंशक्तिमान तथा दयाका 
सागर मानते हैं। वे Seach सामीप्य-लाभको ही मुक्ति 
मानते हैं और उतका कथन है कि ईश्वरको माननेसे ही 
मुक्तिकी प्राप्ति होती है । माधवाचार्यका सम्प्रदाय विशेष 
रूपसे दक्षिण कन्नड़में प्रचलित है । वे ईश्वरकों पिता- 
स्वरूप और जीवात्माग्रोंको पुत्र-पुत्री स्वरूप मानते हैं । 
उनका उपासनाका मार्ग अत्यन्त सतात्त्विक है। वल्लभा- 
चार्यके शिष्य गुजरात तथा ब्रजक्षेत्रमें बड़ी संख्यामें 
मिलते हैं। वे निवृत्ति मार्गके बजाय प्रवृत्ति मार्गका 
उपदेश देते हैं ॥ उनका मार्ग ईश्वरके अनुग्रह (अ्रथवा 
पुष्टि) पर आधारित HAR कारण पुष्टि-मार्ग कह- 
लाता है। 
उत्तर भारतमें वैष्णव adh सबसे बड़े प्रचारक 
रामानन्द (दे०) थे जो १४वीं शताब्दीमें हुए । उन्होंने 
अपने मतका प्रचार करनेके लिए “भाषा'का सहारा 
लिया, जातिगत भेद-भावोंकी उपेक्षा की और सभीको 


ईशवरकी भक्ति करनेका समान रूपसे अ्रधिकारी माना । 
वह नारायण या क्ृष्णक्रे स्थानपर wast ही परत्रह्म 
मानते थे । रामानन्दने सभी जातियोंमें अपने शिष्य 
बनाये । उनके १२ मुख्य शिष्योंमें कबीर (दे०) मुसल- 
मान जुलाहे थे तथा tara चमार थे। बंगाल तथा 
उड़ीसामें चैतन्य warty (दे०) तथा आ्रासाममें शंकर- 
देव (दे०) ने वैष्णव मतका प्रचार Peary दोनोंके 
उपासनामार्गमें एक आधारभूत भेद है। चैतन्यने जबकि 
कृष्ण और राधाकी प्रेमलीलाको भक्तके आदर्शके रूपमें 
प्रस्तुत किया, शंकरदेवने Honk बाल-गोपाल रूपकी 
उपासनापर बल दिया । 
वेष्णव धर्मके प्रचारने देशी भाषाओंमें साहित्यके 

विकासमें विशेष रूपसे सहायता पहुँचायी, जैसाकि 
जयदेव (दे०), विद्यापति, चण्डीदास (दे०), मीराबाई 
तुलसीदास (20), grata तथा शंकरदेव (दे०) की 
रचनाओंसे प्रकट है। 

व्यंकाजी (वेंकाजी)-छत्रपति शिवाजी (दे०) का सौतेला 
छोटा भाई। वह बीजापुर राज्यकी एक जागीरका स्वामी 
था, जो सुल्तानकी ओरसे sae पिता शाहजीकों दी 
गयी थी | उसकी माताका नाम तुकाबाई था । महाराष्ट्र - 
में स्व॒राज्यकी स्थापनाके लिए अपने अगश्रज शिवाजीकी 
उसने तनिक भी सहायता नहीं की । 

व्याप्नराज-दक्षि णापथके महाकान्तार नामक राज्यका स्वामी, 
जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त (दे०)के प्रयाग-स्तम्भ लेखमें 
हुआ है । वह दक्षिण भारतके उन राजाओंमेंसे एक था 
जिनको गुप्त सम्राट्ने ait बनानेके बाद SGT 
उन्मुक्त कर दिया था । 

व्यास (वेदव्यास)-एक प्रसिद्ध ऋषि | उन्हें महाभारत, 
अठारह पुराणों तथा वेदान्त सूत्रका रचयिता माना 
जाता है| उनका अस्तित्व केवल साहित्यिक अनुश्रुतियोंसें 
प्रमाणित होता है, जो इतनी प्राचीन हैं कि उनकी ara- 
हेलना नहीं की जा सकती । यह सम्भव है कि महर्षि 
व्यासकी प्रसिद्धिके कारण बादके वहुतसे लेखकोंने अपनी 
रचनाएँ उनके नामसे प्रचलित कर दीं । 

व्यास-सिन्धुकी एक सहायक नदी, जिसे वैदिक कालमें 
विपाशा पुकारते थे। यूनानी लेखकोंने इसे हिपासिस 
सम्बोधित किया है। यह लाहौरके निकट सतलज अथवा 
mag नदीमें मिलती है। सिकन्दरकी सेनाएँ पूर्वमें इस 
नदीके तट तक आयी थीं । 

ह्लीलर, कनंल-बंगालमें कम्पनीकी सेवामें नियुक्त एक सैन्य 
अधिकारी | मोनस्ोनकी मृत्युके बाद az १७७६ ईगमें 


हृवीलर, मेजर-जनरल-शक 


डड३ 





arta हेस्टिग्स (दे०)की कौंसिलका सदस्य नियुक्त हुआ। 
ह्वीलरने पहले फ्रांसिसका समर्थन किया, किन्तु बादमें 
वारेन हेस्टिग्सको पूरा सहयोग एवं समर्थन दिया । 
Bey मेजर-जनरलू-कम्पनीकी सेवामें .नियुक्त एक सैन्य 
अधिकारी । सिपाही-विद्रोहेके समय वह कानपुरकी 
छावनीका कमाण्डर था। उसकी अवस्था wy वर्षकी 
थी। जब विद्रोहियोंने कानपुरपर श्राक्रमण किया, तो 
बह जून १७५७ ई०में तीन सप्ताहतक मोर्चा लेता रहा। 
बादको उसने इस आाश्वासनपर आत्म-समपंण कर दिया 
कि अंग्रेज सैनिकोंको सुरक्षित रूपसे इलाहाबाद चले 
जाने दिया जायग।। freg अंग्रेज सैनिक जब नावोंपर 
सवार होकर रवाना होने लगे तो विद्रोहियोंने उनपर 
हमला कर दिया और जनरल ह्ीलरके सहित उन 
सबको मौतके घाट उतार दिया। 


Li 


शंकरदेब-देवगिरिके यादव शासक रामचन्द्र देवका उत्तरा- 
घधिकारी । fact सुल्तान अलाउद्दीन खिलजीको 
नियमित रूपसे कर न दे सकनेके कारण सुल्तानकी 
सेनाओ्रोंने १११२ ई०में उसके राज्यपर आक्रमण कर 
दिया । शंकरदेव पराजित हुआ we मारा गया। तदु- 
परान्त उसका राज्य दिल्‍ली सल्तनतमें सम्मिलित कर 
लिया गया । हि 

शंकरदेव-प्रासामके विख्यात वैष्णव धर्ं-सुधारक । जन्म 
लगभग १४४६ ई० में और मृत्यु १५७६ HoH हुई। 
उन्होंने जन-स्ताधारणमें वैष्णव ais उदात्त रूपका 
प्रचार किया तथा तत्कालीन अ्रासाममें अत्यधिक प्रचलित 
हिसात्मक यज्ञों एवं बलि प्रथाके स्थानपर भक्तिकी धारा 
बहायी। उन्हें कूच बिहारके शासक नर-नारायण (दे०) 
का संरक्षण प्राप्त था। फलतः उन्होंने बड़पेटाकों ही 
अपना केन्द्र बनाया। ATA प्रदेशमें उनके द्वारा प्रचारित 
भक्ति मार्मेने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की । शंकरदेव उच्च- 
कोटिके कवि और नाटककार भी थे । उनके गीत भ्रौर 
नाटक आज भी अ्रासाममें अत्यधिक लोकप्रिय हैं । 

शंकराचार्य-उत्तर गुप्त कालके सबसे महान्‌ दाशंनिक हैं। 
जन्म दक्षिण भारतके कालटी नामक ग्रामके एक ब्राह्मण 
परिवारमें ८वीं शताब्दीमें । वे उपनिषदों, भगवद्गीता 
तथा बादरायणके ब्रह्म-सूत्रोंपर रचे गये अपने भाष्यके 


faq afte हैं । उन्होंने वादरायणके ब्रह्मसूत्रके ही 
आधारपर अपने aaa सिद्धान्तका प्रतिपादन किया। 
अपने सिद्धान्तोंके प्रतिपादनाथ उन्होंने सम्पूर्ण भारतका 
भ्रमण किया। वे महान्‌ संगठनकर्ता भी थे। उन्होंने 
मैसूरमें श्वृंगगिरि, काठियावाड़में द्वारका, उड़ीसामें 
जगन्नाथपुरी और हिमालयमें बद्रीनाथके प्रसिद्ध पीठोंकी 
स्थापना की । ये चारों पीठ aa भी विद्यमान हैं तथा 
लाखों हिन्दुओंकों धार्मिक प्रेरणा देते हैं। अल्पायुमें ही 
उनका देहान्त हो गया, परन्तु श्राज भी हिन्दू समाज 
उनका स्मरण बड़ी श्रद्धा और भक्तिके साथ करता है। 

शम्भुजी, राजा-शिवाजी प्रथमका पुत्र और उत्तराधिकारी, 
जिसने १६८० से १६८६ fo तक राज्य किया। उसमें 
अपने पिताकी कमंठता और दृढ़ संकल्पका अभाव था। 
ag विलास-प्रिय था किस्तु उसमें obit कमी न थी। 
लगभग € वर्षोतक वह निरन्तर औरंगजेबकी विशाल 
सेनाओंका सफलतापूर्वक सामना करता रहा। श्रपनी 
गलतीसे रत्नगिरिके निकट संगमेश्वर नामक स्थलपर 
वह अ्रपने मंत्री कुलश सहित ११ फरवरी १६८६ ई०को 
मुगलों द्वारा वन्दी बना लिया गया। लगभग एक मास 
उपरान्त औरंगजेबने भिर्देयतापृ्वकं उसका बध करवा 
डाला | 

शम्भुजी काबजी-शिवाजी प्रथमका विश्वास-पात्र अनुचर । 
जब शिवाजी भ्रफजल ait भेंट करने गये थे तब वह 
उनके साथ था । भेंटके समंय जब शिवाजीने भ्रफ़॒जलको 
बघनखसे सांघातिक रूपसे घायल कर दिया, तभी शम्भु- 
जी काबजीने उसका सिर काट लिया। 

शक-मध्य एशियाके निवासी यायावर जातिके लोग 1 
दूसरी शताब्दी ई० पू० में युइशि कबीलेके लोगों द्वारा 
मध्य एशियासे निष्कासित होनेपर दक्षिणकी ओर भागने- 
के लिए विवश हुए। उन्होंने कई झुण्डोंमें भारतमें प्रवेश 
किया और प्रथम शताब्दी Fo पू०के अंत तक वे गंधार, 
पंजाब, मथुरा, कठियावाड़ और दक्षिणमें महाराष्ट्र तकके 
भू-भागोंमें फैल गये । शक शासकोंने 'क्षत्रप' और “'महा- 
aaq’ (दे०) की उपाधियाँ धारण कीं और प्रारंभमें वे 
पार्थियन शासकों तथा उपरांत कुषाणों (दे०) at ara- 
भौम सत्ता स्वीकार करते रहे। भारतीय ग्रंथका रोंने प्रारंभ- 
में उनकी गणना विदेशियों तथा यवनांमें की, किन्तु उप- 
रांत शक लोग स्थानीय हिन्दू समाजमें पूर्णतया घुलमिल 
कर भारतीय हो गये। पश्चिमी भारतमें शकोंने शता- 
ब्दियों तक राज्य किया । काठियावाड़ तथा उज्जैनके 
आसपासके क्षेत्र उनके afar रहे। श्रंतिम शक क्षत्रप 


dadaly 


Vey 


शक संवत्‌-शरतचन्द्र दास 





रुद्रसिह तृतीयको गुप्त सम्राट्‌ aaa द्वितीय विक्रमा- 
दित्यने लगभग ३८८ ई०में परास्त कर शक सत्ताका 
ort कर दिया । 

शक संबत्‌-इसका प्रारंभ ७८५ Lo माना जाता है। साधा- 
रणतया कुषाण शासक कनिष्ठ प्रथमको ही इस संवंत्‌को 
चलानेका श्रेय प्राप्त है, पर कुछ विद्वानोंने इस मतकी 
आलोचना की है और उसे किसी अन्य शासक द्वारा 
चलाया गया माना है। फिर भी समस्त व्यवहृत 
भारतीय संवतों (दे०) में शक्र संवत्‌ अ्रत्यधिक प्रचलित 
रहा है और भारतीय गणतंत्नने इसे ही राष्ट्रीय aaah 
रूपमें स्वीकार किया है । 

शकुंतला नाटक (मूल नाम-अभिज्ञान शाकुन्तल )-महाकवि 
कालिदास (दे०) द्वारा रचित ख्यातिलब्ध नाटक । महा- 
कवि गेटे तथा अन्य पाश्चात्य विद्वानोंने इस नाटककी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है और इसे विश्वकी सर्वश्रेष्ठ रच- 
नाभ्रोंमेंसे एक माना है । 

शलत्रुंजय-गुज रातका एक प्रसिद्ध नगर । यहाँ दसवीं और 
ग्यारहवीं शताब्दीमें चालुक्य वंशके शासकों द्वारा निर्मित 
भ्रनेक भव्य जैन मंदिर हैं । 

meget (कश्मीरका सुल्तान)-सू ततका निवासी एक 
साहसी व्यक्ति। उसका प्रारंभिक नाम शाह मिर्जा 
या शाहमीर at) उसने कश्मीर जाकर वहाँके हिन्दू 
शासकके यहाँ नौकरी कर ली। बादमें ag पदोन्‍्तति 
करके मंत्री बन गया और TAT १३४६ ई०में वहाँके 
हिन्दू शासकको सिंहासनसे उतार कर कश्मी रका शासक 
बन बेठा । उसने १३४९ ई० में अपनी मृत्यु-पर्यन्त 
बड़ी कुशलतासे शासन किया और wha कश्मीरमें 
मुसलमान सुल्तानोंके उस वंशकी शुरुभ्रात हुई, जिसने 
१५८६ SoH अ्रकबर द्वारा कश्मीर जीत लेने तक वहाँ 
राज्य किया | 

शम्सुद्दीन अतगा खाँ-इसकों बादशाह अकबरने १५६१ ई० 
में प्रधान-मंत्री नियुक्त क्रिया faeg भ्रकबरकी <दूध-माँ 
महम अनका और उसके पुत्र ween खाँको ag नियुक्ति 
नागवार हुई। एक दिन wean खाँ ara खाँके कार्या- 
लयमें घुस गया Ae कटारसे वार करके उसकी हत्या 
कर दी, पश्चात्‌ उस दुष्टने स्वयं श्रकबरके ऊपर भी 
आक्रमण किया | किन्तु अकबरने उसे एक ही मुक्केके 
प्रहारसे धराशायी कर दिया । तदुपरान्त किलेकी दीवार- 
से नीचे फेंक कर उसे मार डाला TAT | 

शम्सुद्दीन बहमनी-बरहमनी वंशका सातवाँ सुल्तान । अपने 
भाई गयासुद्दी नके उपरान्त १३६७ FoF वह (िहासनासीन 


हुआ, किन्तु कुछ काल उपरान्त ही उसे गद्दीसे उतार औौर 
अन्धा करके कारागारमें डाल दिया गया | 

शस्सुद्दीन मुजप्फ़र शाह-अबीसी नियाका निवासी, जिसका 
मूल नाम सीदी बदर था । बंगालमें इलियासवंशके श्रन्तिम 
शासक नासिरुद्दीन महमूद द्वितीयके राज्यकालमें ag उच्च 
पदाधिकारी बता। १४६० ई०में अपने स्वामी नासिरु- 
द्वीन द्वितीयकी हत्या करके स्वयं गद्दीपर बैठा और उसने 
waa मुजफ्फर शाहकी उपाधि धारण की। वह 
अत्याचारी शासक सिद्ध हुआ भ्ौौर समूचे राज्यमें TUT 
कता फैल गयी | स्थिति असह्य हो जानेपर बंगालके 
सरदारोंने उसके मंत्री अलाउद्दीन हुसैनके नेतृत्वमें शम्सु- 
Saat १४६३ ई० में लगभग चार महीने तक राजधानी 
गौड़में घेरे रखा परन्तु इसी बीच उसकी मृत्यु हो गयी । 

शम्से-सिराज, अफ़ोफ-फारसीमें “तारीखे फीरोजशाही' 
नामक ग्रंथका रचथिता, जिसमें सुल्तान फीरोजशाह 
तुगलक (दे०) के राज्यकालकी ऐतिहासिक घटनाझ्रोंका 
समसामयिक वर्णन है। शम्सेसि राज फी रोजशाहकी सेवा- 
में उच्च पदाधिकारी था। उसका विवरण सुल्तानके 
राज्यकालका भ्राधिकारिक इतिहास माना जा सकता Ft 

शरत्‌चन्द्र दास (१८४९-१९१७)-बंगालके एक निर्धन 
परिवारमें जन्म और सामान्य स्कूल-अध्यापककी भाँति 
जीवनारंभ । उन्हें दुस्साहसिक कार्य करना और ज्ञान 
अर्जित करना बहुत प्रिय था। इसीका फलथा कि 
उन्होंने १८५७६ Lod तिब्बतकी यात्रा की । यह उस समय 
की ata है wa किसी भी गैर-तिब्बतीका तिब्बतमें प्रवेश 
निषिद्ध at) सर फ्रांसिस यंगहसबैण्ड जब तिब्बत गये, 
उससे २४ वर्ष पहलेकी यह घटना है। इस प्रकार शरत्‌- 
चन्द्रको ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि उन्होंने आ्राधुनिक 
युगमें लोगोंको feat और उसकी राजधानी ल्हासाके 
बारेमें जानक/री दी। वे १८८१ ई०में पुनः तिब्बत गये । 
इसके बाद १८८४ में सिविकिम तथा १८८४ में पेकिंग 
भी गये | उन्होंने तिब्बती भाषा सीखी और सुम्पा काहन 
लिखित 'पाग साम फोन जाग' पुस्तकका अनुवाद मंग्रेजी में 
किया । उन्होंने अंग्रेजीमें सुप्रसिद्ध पुस्तक इंडियन पंडित्स 
इन लैण्ड are cay’ (हिमाच्छादित देशमें भारतीय 
पंडित) लिखी । इसी पुस्तकसे दुनियाको मालूम gat 
कि मध्ययुगमें किस प्रकार भारतीय बौद्ध भिक्षु तिब्बत 
गये और किस, प्रकार वहाँ उन्होंने भारतीय धर्म एवं 
संस्क्ृतिका प्रसार किया । शरत्‌ चंद्रने तिब्बती-अंग्रेजी 
कोश (१९०२) की भी रचना की जो एक मानक ग्रंथ 
माना जाता है। 


शरियतुल्ला, हाजी-शाक्य मुनि 


शरिय gear, ह।जी-बंगला देशके फरीदपुर जिलेका मुसल- 
मान नेता, जिसने १६ वीं शताब्दीके प्रारंभमें पूर्वी बंगाल- 
में इस्लाम धर्ममें सुधार करनेके लिए आन्दोलन किया । 
उनका यह आन्दोलन फरायजी आन्‍्दोलनके AAT 
विख्यात हुआ । तद़ुपरांत इसने HIF आ्रान्दोलन का रूप 
घारण कर लिया, किन्तु साधारणतया यह शान्तिमय 
रहा। उनकी गणना पूर्वी बंगालके मुसलमानोंमें सुधार 
वादी आन्दोलनके अग्रणी व्यक्तियोंमें की जाती है । 

शशांक-अंग।लका यशस्वी शासक, जिसने उस प्रदेशकी 
सीमाओ्रोंके बाहर अपना राज्य विस्तार किया। उसका 
वंश अज्ञात है और गुप्तवंशके साथ उसको सम्बन्धित 
करना केवल AAA मात्र है। उसकी उत्पत्ति चाहे 
जिस वंशमें भी हुई हो, इतना निश्चय है कि ६०६ ई० 
के पूर्व ही वह गौड़ अथवा बंगालका शासक बन चुका 
था और उसकी राजधानी कर्णसुवर्ण थी, जिसकी पह- 
art मुशिदाबाद जिलेके अंतर्गत रांगरामाटी नामक 
कसबेसे की गेयी है। यह निश्वयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता कि दक्षिणी और पूर्वी बंगाल उसके राज्यके 
अंतर्गत थे अथवा नहीं, पर पश्चिममें उसका राज्य मगध 
तक और दक्षिणमें उड़ीसाकी चिलका झील तक अ्रवश्य 
था । पश्चिमकी site साम्राज्य-विस्तार करनेके प्रयासमें 
शशांककों मौखरि शासकोंसे संघर्ष करना आ्रावश्यक हो 
गया और उसने मौखरियोंके शत्रु और मालवाके 
शासक देवगुप्तसे संधि कर छी । 

देवगुप्तने अपने मौखरि प्रतिहन्द्वी ग्रहवर्माकों परा- 
ज़ित करके मार डाला और अपने मित्रके सहायतार्थ 
आगे बढ़कर शशांकने कन्नौजपर अधिकार कर लिया । 
इसपर राजवर्धन (दे०)ने, जो उन्हीं दिनों थानेश्वरका 
शासक हुआ था और जिसकी बहन राज्यश्री ग्रहवर्माके 
मारे जानेके फलस्वरूप विधवा हो गयी थी, शशांकपर 
आक्रमण कर दिया | घटनाओ्रोंका क्रम क्या रहा, निश्चय 
करना कठिन है, पर राज्यवर्धतको शशांक अ्रथवा उसके 
अनुचरोंने मार डाला। राज्यवर्धनके इस प्रकार मारे 
जानेपर उसके ora और उत्तराधिकारी ह॒र्षवर्धनने काम- 
रूपके शासक भास्कर sale afer कर ली, जो शशांक- 
की शक्तिसे भयभीत तथा और उसके विरुद्ध ह्॒षवर्धनकी 
सहायताका आकांक्षी था । इस प्रकार दोनों ओरसे आक्र- 
मणकी aise शशांककों पीछे हटकर अपनी राजधानी 
वापस जाना पड़ा और दोनों Tals उसके विजित राज्य- 
को विशेष क्षति पहुँचायी । 
हर्ष और भास्कर वर्माकों भी शीघ्र ही श्रपने-प्रपने 





Yey 





राज्योंकी स्थिति सँभालनेके लिए. बापस जाता पड़ा और 
शशांकका गौड़, मगध ate चिल्का झील तक उत्कल 
(उड़ीसा)पर अधिकार मृत्यु पर्यन्त बता रहा । उसकी 
मृत्यु ६१६ ई०के उपरःच्त विच्तु ६३७ ई०के पूर्व कभी 
हुई होगी । उसके सिवकोंसे cae है कि वह शिवका 
saree था किन्तु चीनी यात्री ह्यूएनत्सांग द्वारा वणित 
उसके बौद्ध धर्मसे विद्वेष और बौद्धोंपर श्रत्याचारकी 
कहानियोंमें कितनी सत्यता है, यह निश्चय कर पाना 
कठिन है। (Xo to मजूमदार Ba Tee aH बंगाल, 
प्रथम भाग) 

शहरयार-सम्राट्‌ जहाँगीरका सबसे eer gal उसने 
नूरजहाँकी, उसके प्रथम पति शेर भ्रफगनसे उत्पन्न पुत्ी- 
से विवाह किया था। इसी कारण नूरजहाँने १६२७ ई०- 
में जहाँगी रकी मृत्युके उपरान्त उसे ही दिल्‍्लीके सिंहासन- 
पर बैठाना चाहा । यद्यपि जहाँगीरकी मृत्युके उपरान्त 
उसे लाहौरमें बादशाह घोषित कर दिया गया तथापि 
शहरया रमें व्यक्तिगत प्रतिभा एवं योग्यताका waa था। 
शाहजहांके श्वसुर श्रासफ alt शहरयारको शीघ्र ही 
पराजित करके aedt बना लिया और शाहजहाँके मार्गका 
काँटा सदाके लिए दूर कर देनेके विचारसे war 
कर दिया । 

शहाबुद्दीन-देखिये, 'मुहस्मद गोरी' । 

शहाबुद्दीन-अ्रकबरकी दूध-माँ, महम अनकाका सम्बन्धी । 
अकबरके सिंहासनारोहणके समय वह दिल्‍्लीका हाकिम 
था । वह उन दरबारियोंमेंसे एक था, जिन्होंने श्रकबरको 
बैरम खाँके विरुद्ध भड़काया था, जिसके फलस्वरूप बैरम 
खाँको १५६० ई०में पदच्युत कर दिया गया | 

शहाबद्वीन गोरौ-१४०१ से १४०५ ई० तक मालवाका 
सुल्तान । वह facet प्रथम मुसलमान सुल्तान शहा- 
बुद्दीत मुहम्मद गोरीका वंशज था । १३६८ FoF तैमूरके 
आक्रमणके फलस्वरूप दिल्‍लीकी सल्तनतमें अव्यवस्था 
फैली, जिसका लाभ उठाकर शहावुद्दीनने, जो उन दिनों 
मालवाका शासक था, अपनेको मालवाका स्वतंत्र शासक 
घोषित कर दिया और धारको राजधानी बनाया | उसके. 
वंशजोंने १४३२ ई०तक मालवामें शासन किया । 

शाक्य-गण छठीं शताब्दी ई०पू०में नेपालकी तराई और 
भारत-नेपालकी सीमाके भू-भागोंमें निवास करता aT | 
इनकी राजधानी कपिलवस्तु (दे०)थी । शाक्योंमें प्रमुख 
गौतमबुद्ध (दे०)के पिता water थे। aT लोग 
श्रपनेको सूर्यवंशी तथा इक्ष्वाकुके वंशज मानते थे । 

maa सुनि-का शाब्दिक ad है waa जातिमें gear 


४४६ 


शाय॑स्ता खाँ-शास्त्री, शैनिवास 





मुनि भ्रथवा तपस्वी, किन्तु इसका प्रयोग मुख्यतः गौतम 
बुद्धंके लिए होता है । 

Meat खाँ-औरंगजेबका मामा । १६६० ई०में औरंगजेब- 
ने उसे विशेष ead शिवाजीका दमन करनेके लिए 
दक्षिणका सूबेदार नियुक्त किया । प्रारंभमें शायस्ता खाँको 
कुछ सफलता मिली, किन्तु वर्षाकालमें जब वह पूना 
लौट गया तब शिवाजीने रात्तिमें अचातक उसपर झाक्र- 
am कर दिया । बड़ी कठिनतासे शायस्ता खाँने अपने 
प्राणोंकी रक्षा की, किन्तु उसे भ्रपनी तीन अंगुलियोंसे 
हाथ धोना पड़ा तथा उसका पुत्र भी मारा गया। उप- 
Wet उसका तबादला बंगालको कर दिया गया, जहाँ 
उसने ३० वर्षो' तक विशेष सफलतापूर्वक शासन किया। 
उसने बंगालके समुद्रतटवर्ती भू-भागोंमें लूटमा र करनेवाले 
पुतंगाली समुद्री डाकुओंका दमन किया और अराकानके 
राजासे चिरगाँव जिला भी छीन लिया। १६६४ fot 
&० वर्षसे भी भ्रधिक आयुमें वह aT AT गया । 

शारदा-कानून-राय साहब हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तुत 
एक विधेयक । १६२६ ई०में यह भारतीय विधान मंडल 
द्वारा पारित किया गया | इस कानूनका उद्देश्य विवाह- 
की उम्र बढ़ा करके बाल-विवाह रोकना था | 

शालिवाहन-इसका उल्लेख परंपरागत भारतीय लोक- 
कथाओंमें विशेषरूपसे मिलता है, किन्तु मुद्राओं तथा 
अभिलेखीय प्रमाणोंके भ्रभावमें उसकी ऐतिहासिकता 
सिद्ध नहीं होती । दक्षिणके अनेक सातवाहन राजाश्रोंकी 
कृतियाँ उसके साथ सम्बद्ध हो गयी हैं और देशके कुछ 
भू-भागोंमें शक संवत्‌ भी उन्हींके द्वारा चलाया हुआ 
माता जाता है । 

शालिशुक-परवर्ती मौर्य शासकोंमेंसे एक, जो सम्राद्‌ 
अशोकके dia सम्प्रति (दे०)के उपरान्त सिहासनारूढ़ 
हुआ । उसे mara और अत्याचारी शासक कहा 
गया है । 

शास्त्री, लछालबहादुर (१९०४-१९६६ ई०)-मई, १६६४ 
से ११ जनवरी १६६६ ई०को मृत्युपय॑न्त भारतके प्रधान- 
मंत्री । जन्म उत्तर प्रदेशके वाराणसी जिलेमें एक निर्धन 
परिवारमें । वे स्वावलम्बी व्यक्ति थे और अपनी योग्यता, 
गुण तथा चरित्रबलके आधारपर अध्यापकके निम्नपदसे 
उठकर पण्डित जवाहरलाल नेहरूके उपरान्त भारतके 
प्रधान-मंत्री पदपर mitt हुए । मात्र १६ महीनोंके 
कार्यकालमें उनकी उपलब्धियाँ कुछ कम न थीं, जिनके 
प्रमाणस्व॒रूप उन्हें मरणोपरान्त “भारतरत्न'की सर्वोच्च, 
उपाधि. ससम्मान प्रदान की गयी । सीधे-सादे, WT 


प्रकृति एवं पक्के गांधीवादी देशभक्त थे । यद्यपि वे कद- 
में छोटे थे, परन्तु उनका कतित्त्व महान्‌ था। उन्होंने 
भारतकी खाद्य-समस्या एवं विषम आर्थिक स्थितिको 
ही सुलझानेका प्रयास नहीं किया, भ्रपितु चीनके साथ 
चल रही युद्ध जैसी स्थितिमें भी यथासंभव सुधार किया । 
उन्हें पाकिस्तानके साथ दो युद्ध करने पड़े । पहली बार 
पाकिस्तानने कच्छपर तथा दूसरी बार जम्मू और 
कश्मी रपर अधिकार करनेकी चेष्टा की । 
जम्मू तथा कश्मीरपर पाकिस्तानी आ्राक्रमणोंके फल- 
स्वरूप उन्होंने बड़ी वीरता और दृढ़तापूर्वक भारतका 
नेतृत्व किया और इस युद्धमें पाकिस्तानको मुँहकी खानी 
पड़ी | इसके साथ ही उन्होंने चीनी सेनाओंको भी युद्धमें 
भाग लेनेसे रोक रखा । उन्होंने कच्छ-विवादको श्रन्तर्रा- 
ata पंचनिर्ण यसे सुलझाना स्वीकार कर लिया तथा 
कश्मी रके Maat भी संयुक्त राष्ट्रसंघका युद्ध-विरामका 
अनुरोध स्वीकार कर लिया, हालांकि भारतका पलड़ा 
भारी an) तदुपरान्त रूसके श्रामंत्रणपर पाकिस्तानके 
साथ शान्तिपूर्णं समझौतेकी सम्भावनाओंपर विचार 
करनेके लिए ताशकन्द गये । वहाँ रूसकी मध्यस्थतासे 
पाकिस्तानके राष्ट्रपति saa खाँके साथ एक समझौता 
सम्पन्न हुआ जो 'ताशकन्द घोषणापत्र के नामसे विख्यात 
है। अत्यधिक परिश्रम और मानसिक तनावके कारण 
ताशकन्दमें घोषणापत्नपर हस्ताक्षर करनेके कुछ ही घण्टों- 
के उपरान्त ११ जनवरी १६६६ ई०को उनका देहान्त 
हो गया । भारत और पाकिस्तानके - बीच स्थायी शांति 
स्थापित करनेके प्रयासमें लालबहादुर शास्त्रीने अपने 
प्राणोंकी बलि चढ़ा दी । 
शास्त्री, श्रीनिवास (१८६९-१९४९)-इस शताब्दीके 
दूसरे दशकमें उदार (लिबरल) दलके प्रमुख नेता और 
प्रगल्भ वक्ता | उन्होंने अपना जीवन शिक्षक STH प्रारंभ 
किया श्रौर १६०७ fo वे 'सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया 
सोसाइटी”के सदस्यः बन गये । १६१३ Sot उन्होंने 
भारतके राजनीतिक क्षेत्रमें प्रवेश किया और मद्रासकी 
विधान परिषद्के सदस्य हुए। अपनी प्रभावशालिनी 
वक्‍तृत्वशक्तिके कारण वे शीघ्र ही कांग्रेसी सदस्योंमें 
अग्रगण्य हो गये ate उन्होंने रौलट dee (दे०) का 
घोर विरोध किया । १६२० Goh वे तत्कालीन राज्य 
परिषद्के सदस्य बने और इम्पीरियल aria तथा 
लीग are नेशन्सकी बैठकोंमें भारतके प्रतिनिधि रहे । 
उन्होंने oars प्रवासी भारतीयोंकी समस्याओंको 
सुलझानेका गहन प्रयास किया wit कुछ दिनोंतक वे 


evo 





नियुक्त रहे । १९३५ से १६४० ई०तक वे अस्नामलाइ 
विश्वविद्यालयके उपकुलपति रहे। शास्त्री जी महान्‌ 
लेखक थे sie उनके अंग्रेजीमें रचित “हिन्दू बालिकाश्रोंके 
यौवनोपरान्त विवाह (Post-Puberty Marriage of 
Hindu girls) नामक dae उनके समाज सुधार 
संबंधी विचारोंपर प्रकाश पड़ता है। 
शाहजहाँ-दिल्‍्लीके मुगल वंशका पाँचवाँ बादशाह (१६२८- 
५८), जिसका मूल नाम शाहजादा खुरंम था । वह अपने 
पिता जहाँगी रके राज्यकालके प्रारम्भिक वर्षों उसका 
विशेष soa था, क्योंकि उसके (शाहजहाँ) बड़े भाई 
खुसरोसे जहाँगीर इस कारण avaca था कि Haat 
मृत्युके समय खुसरो दिल्लीकी गद्दीपर बैठनेके लिए 
उसका (जहाँगीरका) प्रतिद्वन्द्ी हो गया था। १६१२ 
fol शाहजादा खुरंमने नूरजहाँ (दे०) के भाई श्रासफ 
खाँकी, जो मुगल दरबारका सबसे धनी और शक्तिशाली 
सरदार था, Ge anes बानू बेगम (Zo) से विवाह 
कर लिया | किन्तु जब उसके सबसे छोटे भाई शहरयार- 
का विवाह , नूरजहाँकी पहले पतिसे उत्पन्न gee at 
गया तब- शाहजहाँ (खुरंम) सम्राज्ञीका कृपापात्र न॑ रहा, 
क्योंकि नूरजहाँ शहरयारको जहाँगीरका उत्तराधिकारी 
बनाना चाहती थी । a शाहजादा ata और जहाँगीर- 
में मममुटाव हो गया । जब अ्रक्तूबर १६२७ ईश्में 
जहाँगीरकी मृत्यु हुई aa ate दक्षिण भारतमें और 
प्राय: विद्रोहकी स्थितिमें था। किन्तु उसके राजधानी 
श्रानेतक' उसके श्वसुर आसफ ata उसके हितोंकी रक्षा 
की । फरवरी १६२८ ई०को शाहजहाँकी उपाधि धारण 
करके ag गद्दीपर बैठा। उसने १६५८ fo (जिस 
वर्ष उसके विद्रोही पुत्त औरंगजेवने उसे सिंहासनसे च्युत 
कर दिया) तक राज्य किया। १६६६ ई०में बन्दीकी 
स्थितिमें उसकी मृत्यु हुई । 
शाहजहाँ समस्त मुगल सम्राठोंमें सबसे afar 
वैभवशाली था। सिंहासनासीन होनेके शीघ्र ही बाद 
उसने १ करोड़ रुपयेकी लागतसे मयूर सिंहासन (दे०) 
बनवाया । उपरान्त उसने AAA, जो १६४८ ई०तक 
उसकी राजधानी थी, जुम्मा मस्जिद झौर मोती मस्जिद, 
लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास तथा ताजमहल- 
at निर्माण कराया । ताजमहलके निर्माणमें २२ वर्ष 
लगे। अपने ३० वर्षोके शासन-कालमें उसने दक्षिण 
भारतमें मुगल साम्राज्यका विस्तार किया | अहमदनगर 
पूर्ण रूपमें साञ्राज्यमें मिला लिया गया और बीजापुर 


तथा गोलकुण्डाको अधीनता स्वीकार करनेपर विवश 
होता पड़ा । साथ ही उसने १६३८ ई०में कंदहारपर पुनः 
अधिकार कर लिया, किन्तु १६४६ ई०में फारसने उसको 
पुनः अपने आ्राधिपत्यमें कर लिया । यद्यात्रि शाहजहाँने 
तीन बार क्रमशः १६४९, १६५२तथा १६५३ ई०में उसे 
पुनः जीतनेका प्रयास किया, पर वह असफल रहा। 

१६४८ Lot शाहजहाँने श्रागराके बदले दिल्लीको 
अपनी राजधानी बनाया और वहाँ भी दीवाने आम और 
दीवाने खास सहित एक भव्य महलका निर्माण कराया । 
दीवाने खास बेलबूटों आ्रादिसे इतने सुन्दर रूपमें चित्रित 
है कि उसपर अंकित उक्ति “यदि पृथ्वीपर कहीं स्वर्ग है 
तो वह यही है, यही है, यही है ।” पूर्ण रूपसे shears 
होती है। किन्तु शाहजहांके afar दिन बड़े ही दुःखमय 
थे। १६५७ ई०में वह गंभीर रूपसे अ्रस्वस्थ gar aK 
ऐसा जान पड़ा कि अन्त निकट है। शीघ्र ही उसके 
चार पुत्रों--दारा, शुजा, औरंगजेब और मुरादमें उत्तरा- 
धिकारका युद्ध प्रारम्भ हों गया । दाराको शाहजहाँका 
साहाय्य प्राप्त था और उधर औरंगजेब तथा मुराद इस 
समझौतेपर परस्पर एक हो गये-कि साम्राज्यका दोनोंमें 
dearer हो जायगा । wat ही श्रकेला लड़ता रहा । 
पहले उसे शाही सेनाओरोंने फरवरी १६५८ ई०में बहादुर- 
पुरके युद्धमें परास्त किया, agra औरंगजेबसे 
जनवरी १६५६ ई०में खजुग्राके युद्धमें पराजित होकर 
वह इधर-उधर फिरा ओर १६६० fo में अराकान 
(बर्मा) में उसकी मृत्यु हो गयी । जो शाही सेना औरंग- 
जब और मुरादके विरुद्ध भेजी गयी थी, उसे इन 
राजकुमारोंने अप्रैल १६५८ ई०में धरमटके युद्धमें परा- 
जित किया । तदुपरान्त दारा स्वयं सामूयढ़के युद्धमें मई 
१६५८ ई०में औरंगजेब तथा मुरादकी सम्मिलित Saat 
द्वारा परास्त होकर भागनेपर विवश हुआ । इसके बाद 
ओऔरंगजेबने मुरादको बन्दी बना लिया, भागे बढ़कर 
सरलतासे आगरापर अधिकार कर लिया और जून 
१६५८ oH शाहजहाँको भी प्राय: बन्दी बना लिया । 
दूसरे ही महीने प्रनियमित रूपसे वह भारतका THE 
घोषित हुआ | प्रंततः दारा भी aia १६५६ fot 
देवरईके युद्धमें औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ। उसे 
धोखेसे बन्दी बनाया गया और १६५६ ई०में ही उसे 
काफिर होनेके अभिग्रोगमें मार डाला गया । तदुपरान्त 
जून १६५६ Sot भ्रौरंगजेब विधिवत्‌ area की 
उपाधि धारण कर दिल्लीके ware रूपमें सिहासनासीन 
हुआ । 


4h f 
Ys 


दुर्भाग्यग्रस्त शाहजहाँ ait gaat बन्दी होकर 
किसी प्रकार अपना शेष कष्टमय जीवन व्यतीत करता 
रहा । १६६६ ई०में उसकी मृत्यु हो गयी । 
शाहजी-मराठोंको स्वतंत्नताके संस्थापक सुप्रसिद्ध शिवाजी- 
का पिता । वह चतुर तथा नीति-कुशल व्यक्ति art 
उसने ग्रहमदनगरके सुल्तानकी सेनामें सैनिकके रूपमें 
अपना जीवन श्रारम्भ किया, योग्यताके दलपर धीरे-घीरे 
उच्चपद प्राप्त किया तथा निजामशाही शासनके अन्तिम 
वर्षोमें राज-निर्माताकी भूमिका निभायी। शाहजहां 
द्वारा अहमदतगरपर अधिकार कर लेनेके उपरान्त उसने 
१६३६ Sot बीजापुरमें नौकरी कर ली तथा वहाँ भी 
ates यश उपाजित किया। कर्नाटकर्में उसको एक 
विशाल जागीर प्राप्त हुईं। जब उसके पुत्र शिवाजीने 
वीजापुरके राज्यमें धावा मारना प्रारम्भ किया, शाहजी- 
पर अपने Gant उकसानेका संदेह किया गया। वह ४ 
वर्षोतक नजरबंद रखा गया श्रौर मुगल TATE शाहजहाँ 
के हस्तक्षेप करमेपर मुक्त हुआ । तदुपरान्त १६५६ FoF 
उसने बीजाएुरके सुल्तात और शिवाजीमें एक अस्थायी 
समझौता करा दिया, जिसके फलस्वरूप शिवाजीको 
निश्चिन्त दोकर मुगल साम्राज्यके भू-भागोंपर आक्रमण 
करनेका AAT प्राप्त हो गया । अपने पुत्रके उत्कर्षमें 
बह केवल इतना ही योगदान कर सका, जिसका नाम 
इतिहासमें az है । 
शाहू-छत्रपति शित्राजीका पौत्न तथा शंभूजीका (दे०) पुत्र 
और उत्तराधिकारी । १६८६ Got औरंगजेबने शंभूजी- 
को बंदी बनाकर उसका बध करा fear) उस समय 
शाहू बालक था और वह बन्दी बनाकर मुगल दरबारमें 
लाया गया । उसका भी वास्तविक नाम शिवाजी art 
औरंगजेबकी दृष्टिमें शिवाजी प्रथम कपटी थे। ware 
दोनोंमें भेद करनेके लिए उसने wget साधु कहना 
प्रारंभ किया और यही ‘arg’ शब्द अपश्रंश रूपमें शाहू 
हो गया | १७०७ SoH औरंगजेबकी मृत्युके उपरान्त 
सम्राट्‌ बहादुरशाहने उसे मुक्त कर दिया 1 श्रधिक समय 
तक मुगल दरबारमें रहनेके कारण शाहूका दृष्टिकोण 
HUSA न होकर मुगलों जैसा हो गया था। उसके 
महाराष्ट्र लौटते ही मराठे दो दलोंमें विभक्त हो गये । 
एक दल TAHT स्त्रयंका था तथा दूसरा दल इसके चाचा 
राजाराम (दे०) के पुत्र शिवाजी तृतीयका समर्थक था । 
wet एक अत्यन्त gana व्यक्ति बालाजी विश्व- 
नाथको पेशवाके पदपर ग्रासीन किया । उसकी सहायता- 
से शाहुने शिवाजी तृतीयकों भ्रपनी भ्रधीनता स्वीकार 


शाहजी-शाहशुजा 





करनेपर विवश किया जिससे ag मराठोंका crea 
शासक वन TAT | बाजीराव प्रथम तथा बालाजी बाजी- 
रावने, जो क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय पेशवा हुए, 
शाहूर्ज.की शक्ति एवं सत्ताका उत्तरी और दक्षिणी भारत- 
में विशेष विस्तार क्रिया aega: mgt पेशवाका पद 
-बालाजी विश्वनाथके वंशजोंकों पैतृक रूपमें दे दिया और 
स्वयं राज्यकार्यमें विशेष रुचि न लेकर शासनका समस्त 
भार पेशवाश्रोंपर छोड़ दिया । इस नीतिके फलस्वरूप 
राजा नहीं अ्रपितु पेशवा ही मराठा राज्यके सर्वेसर्वा 
बन गये। १७४६ ई०में शाहूकी मृत्युके बाद पेशवा 
ही मूल रूपसे मराठा साम्राज्यके शासक हो गये। 
MET राजाराम और ताराबाईके पौत्रको अपना दत्तक 
पुत्र बनाकर उसका नाम राम WAT रखा AT | परम्परा- 
के भ्रनुकूल राम राजाने सतारामें अपना दरबार स्थापित 
frat, किन्तु वह पेशवाके grater कठपुतली ही सिद्ध 
gar 

शाह नवाज खाँ-एक तेजस्वी मुगल सरदार। उसकी पुत्री 
दिलराज ara बेगमका १६३७ ई०में शाहजादा औरंग- 
जेब (उपरान्त बादशाह) से विवाह हुआ था । 

शाहनामा-फा रसी भाषामें रचित एक महाकाव्य । इसकी 
रचना फिरदौसीने की थी, जिसको सुल्तान महमूद (दे०) 
का संरक्षण प्राप्त था । 

शाहशुजा-प्रफगानिस्तानका शासक । उसने १८०३ से 
१८०६ fo तक राज्य किया, fag १८०६ ई०में ही 
पराजित होकर वह गद्दीसे हाथ धो बैठा । उसे बन्दी 
बनाकर कश्मीरमें रखा गया। रणजीत सिंह (दे०) ने 
उसे कारागारसे मुक्त किया। तदुपरानत १८१३ से 
१८१५ ई० अर्थात्‌ दो वर्षोतक वह उसके दरबारमें रहा । 
रणजीत सिंहकी सक्रिय सहायता प्राप्त करनेके लिए 
शाहशुजाने कोहेनूर नामक प्रसिद्ध हीरा भी उसको भेंट 
frat) किन्तु प्रफगानिस्वानके सिंहासनको पुनः प्राप्त 
करानेमें रणजीत सिंहकी सहायता उपलब्ध होते न 
देखकर वह लाहौरसे भागकर लुधियाना पहुँचा और 
१८१६ ई०में वहाँ उसने अ्रपनेको अंग्रेजोंके सं रक्षणमें 
सौंप दिया। अंग्रेजों द्वारा उसे पेंशन भी मिली । १८३३ 
ई०में रणजीत fem सहायतासे sat पुनः अपना 
सिंहासन प्राप्त करनेका असफल प्रयत्न किया, इस क्रममें 
महाराज रणजीत सिंहने पेशावरपर अधिकार कर लिया। 

चार वर्षोके उपरान्त १८३७ fo में तत्कालीन 

गवर्नर-जनरल, TS झाकलैण्डते उसी माध्यमसे श्रफ- 
गानिस्तानपर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करनेका प्रयत्न 


vt 


_शिन्दे, बोलतराष-शिम्दे, महादजी 


२९ ड४९ 





किया। उसके प्रोत्साहनसे शाहशुजाने १८३८ ई०में 
ब्रिटिश सरकार और रणजीत feet एक त्रिपक्षीय संधि 
की, जिसकी wate श्रनुसार सिख और मंग्रेजोंने श्रफ- 
गानिस्तानके तत्कालीन शासक दोस्त मुहम्मदको हटाने 
तथा शाहशुजाको वहाँका सिंहासन प्राप्त करनेमें सहायता 
देनेका वचन दिया। इस प्रकार प्रथम श्रफगान-युद्ध 
(बे०) का सूत्रपात FAT | तदनुसार HART १८३६ Eo 
में भारतीयों और अंग्रेजोंकी सम्मिलित सेनाप्नोंने बोलन 
दर्रेके ane शाहशुजाकों श्रफगगानिस्तानकी राजधानी 
काबुल पहुँचाया । किन्तु वहाँ श्रफगानोंने शाहशुजाको 
अपना शासक मानना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने 
शाहशुजाके अंग्रेज संरक्षकोंके विरुद्ध १५४२ ई०में विद्रोह 
कर दिया और एक देशभक्त श्रफगानने शाहशुजआाकी 
हत्या कर दी । 
fend, दोलतराव-महादजी शिन्देका ola, st १७६४ fo 
में उसका उत्तराधिकारी gat नवयुवक दौलतराव 
महृत्त्वाकांक्षी था और पेशवा बाजीरावको अपने नियंत्रण- 
में रखनेकी उसकी उत्कट भ्रभिलाषा थी। इस प्रयासमें 
जसवन्तराव Senet उसका प्रतिद्वन्द्दी था । यद्यपि पेशवा- 
को उसकी महत्त्वाकांक्षा रचिकर न थी, फिर भी २५ 
अ्रक्तूवर १८०२ ई० को होल्करके विरुद्ध पूनाके युद्धमें 
उसने शिन्देका साथ दिया । इसमें शिन्देकी पराजय हुई 
और इसके फलस्वरूप बाजीराव द्वितीयको भागकर वसई 
जाना पड़ा, जहाँ उसने अंग्रेजीके साथ एक aha कर ली, 
जो वसईकी सन्धिके नामसे विख्यात है। इसके अनुसार 
पेशवाने अंग्रेजोंका आश्रित होना इस शर्तेपर स्वीकार 
कर लिया कि वे उसको पुन: सिंहासनासीन करा देंगे। इस 
प्रकार पेशवाने केवल अपनी ही नहीं, बल्कि समस्त मराठों- 
की स्वतंत्नता खो दी । 
पेशवा बाजीराव द्वितीयकी इस संधिसे fare, 
भोंसला भौर होल्करका ea dat स्वाभाविक था भौर 
और शिन्देने भोंसलाके साथ मिलकर इसको भ्रस्वीकार 
करं दिया gaat परिणाम १८०३ fo का द्वितीय 
मराठा-युद्ध (दे०) हुआ, जिसमें नवयुवक दोलतरावको 
दक्षिणमें ad वेलेजली और उत्तरी भारतमें लाडे लेकके 
हाथों थोड़े ही समयमें दिल्‍ली, श्रसई, लासवाड़ी श्रौर 
आर गाँवके युद्धोंमे पराजित होना पड़ा । विवश होकर 
fata अंग्रेजोंसे ३० दिसम्बर १८२० fo को संधि 
करनी पड़ी, जो aif sata गाँवकी संधिके नामसे 
प्रसिद्ध है। इसके oars सिन्धियाको अंग्रेजोंका afta 
होना स्वीकार करके ग्वालियर समेत बहुतसे भू-भाग दे 


देने पड़े भौर साथ ही उसे रापूतानेमें हस्तक्षेप करनेके 
श्रधिकारसे भी वंचित होना पड़ा । उपरांत दौलतराव 
शिन्देको ग्वालियर पुनः दे दिया गया ate राजपूतानेकी 
राजनीतिमें हस्तक्षेप करनेका प्रतिबंध भी उठा लिया 
गया। 
शिन्देने पुन: राजपूतानेके छोटे राज्योंकों सताना 

प्रारंभ कर दिया, जिसमें स्वयं उसकी क्षति हुईं। बह 
पेंढारियोंका संरक्षक बन गया, पेंढारी-युद्ध (Fo) के 
प्रारंभमें ही, जिसने at aa कर तृतीय मराठा-युद्ध 
(दे०) का रूप धारण कर लिया, शिन्देको पूर्णतया 
प्रशक्त बना दिया गया | फलस्वरूप वह इस युद्धमें किसी 
प्रकारसे न भाग ले सका, जिससे युद्धके oat भपने 
राज्यके भ्रधिकांश भू-भागोंको aot श्रधिकारमें बनाये 
रखनेमें समर्थ हुआ । उसने act राजधानी ग्वालियर 
बनायी श्रौर भ्रंग्रेजोंके भ्राश्चितके रूपमें qed उन 
भूभागोंपर राज्य करता रहा | 

fen’, महादजी-रणोजी सिंधिया (दे०)का अ्रवैध पुत्र 
ate उत्तराधिकारी । पेशवा बाजीराव प्रथमके शासन 
कालमें ag छोटे पदसे पदोन्नति करते हुए उच्चपद तक 
पहुँच गया । १७६१ ई०के तृतीय युद्धमें उसने भाग 
लिया att घाव लगनेके कारण सर्देवके लिए लंगड़ा हो 
गया। महाराष्ट्र वापस लौटकर उसने MIA दायित्वका 
निर्वाह इतनी कुशलतासे किया कि सरदारोंमें वही सबसे 
प्रमुख गिना जाने लगा । उसका मुख्य उद्देश्य पूना स्थित 
पेशवाको नाना फडनवीस (दे०)के संरक्षणंसे हटाकर 
अपने संरक्षणमें लेता था। इस लक्ष्यमें तो वह सफल 
न हो सका, पर शीघ्र ही उत्तर भारतमें उसने भ्रपनी 
प्रतिष्ठामें इतनी वृद्धि कर ली कि १७७१ fo में शाह 
आलम द्वितीय (दे०) को facet सिहासनपर पुनः 
आसीन कर स्वयं उसका रक्षक बन TAT | 

तदुपरांत महादजी sist ate मराठोंके बीच होने 

वाले प्रथम मराठा-युद्ध (१७७५-८२) में मध्यस्थ बना 
रहा और सालबाईकी संधि (दे०)के द्वारा दोनों Tay 
पुनः शान्ति स्थापित करा दी | इससे अंग्रेजोंमें भी उसकी 
प्रतिष्ठा बढ़ गयी । श्रंग्रेजोंके सैनिक संगठनकी श्रेष्ठताको 
भली-भाँति परखकर उसने भ्रपनी सेनाकों भी Arve 
दब्बांग सरीखे यूरोपीय पदाधिकारियोंकी सहायतासे पुन- 
गठित किया sik उसमें एक शक्तिशाली तोपबानेकी 
व्यवस्था करके उसे नियमित स्थायी सेनाका रूप दिया। 
इसके बलपर उसने राजपूत HIT मुसलमान शासकोंपर 
अपनी ate जमा ली । १७९० ई० में Tet नामक 


¥Yo 


शिर्दे, एणोजी-शिवाजी 





स्थानपर राजपूतानेके इस्माइल बेगको, १७६१ ई० में 
मिथकि युद्धमें राजपूत शासकोंके सम्मिलित दलकों और 
१७९२ fot लखेड़ीके युद्धमें होल्करको परास्त fear 

इसके पूर्व ही उसने नाम aay सम्राट्‌ शाह WAT 
द्वितीयसे पेशवाकों aaa मुतलक? भ्रथवा साम्राज्यके 
उपप्रधानका खिताब दिलाया । १७६३ ई०में महादजी- 
के संग्रोजनसे ही पूनामें एक विशेष समारोहमें विधिवत 
ag उपाधि पेशवाकों दी गयी । यद्यपि इससे पेशवाका 
केवल प्रतीकात्मक लाम हुप्रा, तथापि महादजीके जीवत- 
में यह समारोह उसकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि थी । १७६४ 
fo में महादजीकी मृत्यु हो गयी (awe ee छत 
सराठोंका इतिहास, fee ३, (अंग्रेजी) । 

Ferd, रणोजी (१७२६-५० )-ग्वालिय रके fare (स्धिन्धिया) 
बंशका प्रवर्तक । उसका जन्म साधारण मराठा परिवार- 
में हुआ, किन्तु पेशवा बाजीराव sash समयमें उसने 
इतनी योग्यता दिखायी कि मालवा प्रदेशकों मराठा 
राज्यमें मिला लेनेके उपरांत, उसका एक भाग पेशव्राने 
उसको प्रदान कर दिया । शिन्देने इसके बाद ग्वालियर- 
को ही अपना मुख्य केन्द्र बनाया । 

शित'बराय-विहा रका एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसे राजाकी 
उपाधि मिली थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनीको दीवानी 
मिलनेके उपरान्त राजा शिताबराय दो उपनायबोंमेंसे 
एकके पदपर नियुक्त हुआ ale उसे बिहारमें भूमिकर 
एकत्र करनेका कार्य-भार सौंपा गया। कम्पनीके निर्दे- 
शकोंकी थ्राज्ञासे arta हेस्टिग्सने १७७२ Sot उसे पद 
मुक्त कर दिया । उसे att बताकर उसपर गबनके 
saat श्रभियोग भी चलाया गया, परत्तु निर्दोष 
सिद्ध होनेपर उसे छोड़ दिया गया । 

शिम्नला-एक पर्वतीय मनोरम स्थल तथा ब्रिटिश शासव 
कालमें भारत सरकारकी ग्रीष्म-कालीन राजधानी । 
१८१५-१६ fom गोरखा-युद्ध उपरांत यह ears झास- 
पासके भू-भागों सहित अंग्रेजोंके भ्रधिकारमें at गया। 
are एमहस्ट पहला गवर्नेर-जनरल था, जिसने १८२७ 
fo में शिमलामें गर्भियां बितायीं। स्वतंत्रता-प्राप्तिके 
उपरांत श्रव यह हिमाचल प्रदेशकी राजधानी है और 
भारत सरकारकी ग्रीष्म-कालीन राजधानी नहीं TET है। 

शिया सम्प्रदाय-मुसलमानोंका एक सम्प्रदाय है। शियाप्रों- 
की मान्यता है कि हज़रतकी मृत्युके उपरांत उनके दामाद 
अली को, जिन्होंने हजरतकी एकमात्र पुत्री फ़ातिमासे 
विवाह किया था, खलीफा होना चाहिए था। wage 
शिया लोग प्रथम दो खलीफाओंको पनुचित उत्तराधि- 


कारी मानते तथा अपनी प्रार्थवाओंमें उनके नाम नहीं 
लेते हैं। उनका यह भी विश्वास है कि श्रलीके दो पुत्र 
इस्लामके feat शहीद हो गये। इसीलिए मुहरंमके महीने- 
में उनकी शहादतपर शोक प्रकट करते हैं । इस सम्प्रदाय- 
का उद्भव फ़ारसमें हुआ, जहाँ श्रव भी शिया छोगोंकी 
अत्यधिक प्रधानता है। भारतमें भ्रधिकांश मुसलमान 
सुन्तीमत (दे०) के ही भ्रतयायी है। fects सभी 
शासकोंकों छोड़कर बीजापुर श्रौर गोलझ#ुण्डाके सुल्तान 
शिया थे श्रौर इसी arog wae औरंगजबने 
धर्मान्धताके वशीभूत होकर इन दोनों राज्योंक! भपने 
साम्राज्यमें मिलाया । mar are मुशिदाबादके नवाब 
भी शिया थे, यद्यपि aaa और बंगालकी ब्रधिकांश 
मुसलमान area get है । 

शिव-दत्रिदेवों में से एक । <तकी उपासना कई नामों तथा 
रूपोमें की जाती है जिनमें शिवलिगका पूजन सर्वाधिक 
प्रचलित है । शिवोपःसना कितनी प्राचीन है यह निश्चय- 
पूर्वक कहता कठिन है, क्योंकि लिंगपुजनके प्रमाण मोहेन- 
जोवड़ो (दे० )के प्रागैतिहासिक सभ्यताके झवशेषोंमें प्राप्त 
हुए हैं। mT उनका उल्लेख रुद्रके नामसे हुआ हैं 
और cat श्राकृति कतिपय कुषाण वंशो शासकों (दे०) 
के सिक्‍कोंपर पायी जाती है। गुप्तकालमें शव मत 
निश्चय ही भ्रत्यधिक प्रचलित.था । मगधके पाल वंशक्रे 
पाँचवें शासक नारायण पालने एक aga शव मंदिरोंका 
निर्माण कराया था । 

शिवाजी-स्वतंत्र मराठा राज्यके संस्थापक | जन्म १६२७ 
ई० में पूनामें। वे शाहजी (दे०) तथा उनकी प्रथम 
पत्नी जीजाबाईके पुत्र थे। शाइजी बीजापुर राज्य- 
में पदाधिकारी थे । उन्होंने शिवाजीके जन्मके उपरान्त 
ही अ्रपनी पत्नीकों प्रायः त्याग दिया था। बालक 
शिवाजीका लालन-पालन उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी 
कोणदेव तथा जीजाबाईके गुरु समर्थ स्वामी रामदासकी 
देखरेखमें gar माता जीजाबाई तथा qe रामदासने 
कोरे पुस्तक्रीय ज्ञानके प्रशिक्षणपर भ्रधिक बल न देकर 
शिवाजीके मस्तिष्कमें यह भावना भर दी कि देश, 
समाज, गौ तथा ब्राह्मणोंको मुरालमानोंके उत्पीड़नसे 
मुक्त करना उनका परम कर्तव्य है। शिवाजी स्थानीय 
माली लोगोंके बीच रहकर शीघ्र ही उनमें भ्रत्यधिक 
सर्वप्रिय हो गये । उनके साथ श्रास-पासके क्षेत्रोंमें भ्रमण 
करतेसे उनको स्थानीय दुर्गों और दरोंकी भली प्रकार 
व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त हो गयी । कुछ स्वामिभक्त 
मवाली लोगोंका एक दल बनाकर उन्होंने उन्‍्नीस वर्ष 





das) 


शिबामी 


ड५१ 





की प्रायुमें पूताके निकट तोरणके दुर्गपर श्रधिकार करके 
अपना जीवन-क्रम area किया । 

बीजापुरके सुल्तानकी राज्य सीमाओ्रोंके अंतर्गत 
रायगढ़ (१६४६ fo) चाकन, Fears और पुरन्दर 
सरीखे दुर्ग भी शीघ्र उनके अधिकारमें ar गये । १६५५ 
fo तक शिवाजीने कोंकणमें कल्याण ओर जावलीके 
दुर्गंपर भी श्रधिकार कर लिया। उन्होंने जावडी- 
के राजा चंद्रदेवका बलपूर्वक वध करवा दिया। शिवाजी- 
की राज्यविस्तारकी afk ea होरर बीज पुरके 
सुल्तानने १६५६ ई० में भ्रफजल खाँ नामक AIT एक 
वरिष्ठ सेनानाथककों विशाल सैन्यबल सहित शिवाजी- 
का दमत करनेके लिए भेजा । दोनों पक्षोंकों wait 
विजयका पूर्ण विश्वास नहीं था, oa: उन्होंने संधिवार्ता 
प्रारंभ कर दी । दोतोंकी भेंटके cage भ्रफजल खाँ- 
ने शिवाजीको दबोच कर मार डालतेका प्रयत्व किया । 
किन्तु वे इसके प्रति पहलेसे ही राजग थे। उन्होंने 
अपने गुप्त शस्त्र बघनखाका प्रयोग करके मुसलमान 
सेनानीका पेट फाड़ डाला, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो 
गयी । तदुपरान्त शिवाजीने एक विकट युद्धमें बीजापुरकी 
सेनाओंको परास्त कर fear इसके बाद बीजापुरके 
सुल्तानने शिवाजीका सामना करनेका साहस नहीं किया । 

aa उन्हें एक और प्रबल शत्रु मुगल THe औरंग- 
FAT सामता करता पड़ा । १६६० ई० में भौरंगजेबने 
अपने सांमा शायस्ता खाँ नामक सेनाध्यक्षको शिवाजीके 
विरुद्ध भेजा । शायथस्ता खाँने शिवाजीके कुछ दुर्गोंपर 
अ्रधिकार करके उनके केन्द्र-स्थल पूनापर भी अ्रधिकार 
कर लिया | किन्तु शीघ्र ही शिवाजीने श्रचानक रात्िमें 
शायस्ता खाँधर आक्रमण कर दिया, जिससे उसको 
अपना एक पुत्र और अपने हाथकी तीन अँगुलियाँ 
गँवाक्र अपने प्राण बचाने पड़े । शायस्ता खाँ वापस 
बुला लिया गया। फिर भी औरंगजेबने शिवाजीके 
fez नये सेनाध्यक्षोंकी संरक्षामें नवीन सैल्यदल 
भेजकर युद्ध जारी रखा। शिवाजीने १६६४ ई० में 
मुगलोंके अधीनस्थ सूरतको लूठ लिया, कितु मुगल सेना- 
ध्यक्ष मिर्जा राजा जयसिहने उनके अधिकांश दुर्गोपर 
अधिकार कर लिया, जिससे शिवाजीको १६६५ ई० में 
पुरन्दरकी संधि करनी पड़ी। उसके अनुसार उन्होंने 
केबल १२ दुर्ग श्रपने भ्रधिकारमें रखकर २३ दुगे मुगलों- 
को दे दिये भौर राजा safes द्वारा भ्रपनी सुरक्षाके 
प्रति भाश्वस्त होकर श्रागरामें मुगल दरबारमें उपस्थित 
होनेके लिए प्रस्थान किया । 


मई १६६६ Go में शाही दरबारमें उपस्थित होनेपर 
उनके साथ तृतीय श्रेणीके मनसबदारों सदृश व्यवहार 
किया गया ate उन्हें नजरबन्द कर लिया गया। 
किन्तु शिवाजी चालाकीसे sat भ्रल्पवयस्क ga शम्भुजी 
और aaa विश्वस्त श्रनुचरों सहित नजरबन्दीसे भाग 
निकले | संन्यासीके Sait gaat अ्श्वोंकी सहायतासे 
वे दिसम्बर १६६६ ई०में अ्रपने प्रदेशमें पहुँच गये । भ्रगले 
ad ओरंगजेबने निरुपाय होकर शिवाजीको राजाकी 
उपाधि प्रदान को, aie इसके बाद दो वर्षों तक शिवाजी 
site मुगलोंके वीच शान्ति रही । शिवाजीने इन वर्षोँमें 
अपनी शासन-व्यवस्था संगठित की। १६७० ई० में 
उन्होंने मुगलोंस पुनः संघर्ष प्रारंभ किया भौर खानदेश- 
के कुछ भू-भागोंके स्थानीय मुगल पदाधिकाश्योंको 
सुरक्षाका वचन देकर उनसे चौथ वसूल करनेका लिबित 
इकरारतामा ले लिया और दूसरी बार सूरतको 
लूटा । १६७४ ई० में रायगढ़के gH महाराष्ट्रके स्था- 
धीन शासकके रूपमें उनका राज्य्राभिषेक हुआ | 

इस प्रकार मुगलों, बीज।पुरके सुल्तान, गोग्राके 
पुंतंगालियों और जंजीरा स्थित अबीस/तियाके समुद्री 
डाकुओंके प्रबल प्रतिरोधके बावजूद उन्होंने दक्षिणमें 
एक स्वतंत्र हिन्दू राज्यकी स्थापता की । ६ वर्षोके उप- 
रात १६८० ई० में जब उनकी मृत्यु हुई, उनका राज्य 
बेलगांवसे लेकर तुंगभद्रा नदीके तटतक समस्त पश्चिमी 
कर्नाटकमें विस्तृत था। इस प्रकार शिवाजी एक साधा- 
रण जागीरदारके उपेक्षित gaat स्थितिसे प्रपने पुरुषार्थ 
द्वारा ऐसे स्वाधीन राज्यके शासक बने, जिसका निर्माण 
स्वयं उन्होंने ही किया था। उन्होंने उसे एक सुगठित 
शासन-प्रणाली एवं सैन्य-संगठन द्वारा सुदृढ़ करके जन 
साध्रारणका भी विश्वास प्राप्त किया । जिम्त स्वतन्त्रता- 
की भावतनासे वे स्वयं प्रेरित हुए थे, उसे उन्होंने wat 
देशवासियोंके हृदयमें भी इस प्रकार प्रज्वलित कर दिया 
कि उनके मरणोपरान्त भ्रौरंगरऊब 61% उनके पुत्र॒का aT 
कर देने, पौत्रको कारागारमें डाल देने तथा THT देश- 
को अपनी सैन्य-शक्ति द्वारा die डालनेपर भी वे अपनी 
स्वतन्त्रता बनाये रखनेमें समर्थ हो सके । उसीसे भविष्य- 
में विशाल मराठा साम्राज्यकी स्थापना हुई। शिवाजी 
यथार्थमें एक व्यावहारिक श्रादर्शवादी थे । वे शेरशाह 
az रणजीत सिहसे भी महा थे तथा ओलिवर 
क्रामवेल एवं नेपोलियनस भी उनकी महानताकी 
तुलना नहीं की जा सकती, क्‍योंकि वें दोनों क्षुद्र 
sé भावनासे प्रेरित थे। (यढुनाथ सरकार द्वारा 





४५२ 


we शिवि-शुजाउद्दोला 





लिखित शिवाजी एण्ड fat erate तया एस० एन० 
सेन कृत छत्नरपति शिवाजी ) 

शिवि-एक प्राचीनगण, stat जिलेके रेचना दोआाबमें 
निवास करता at ग्रीक इतिहःसकारोंके अनुसार चमड़े- 
के वस्त्र पहनते थे तथा गदासे युद्ध करते थे । जब मक- 
दूनियाके राजा सिकन्दरने उनके देशपर झ्राक्रमण किया, 
तो उन्होंने यूनानियोंकी अधीनता स्वीकार कर ली । 

शिशुनाग-पुराणोंके अनुसार मगधके उस राजवंशका प्रव- 
aa, जिसमें गौतम बुद्ध और वर्धभाव महावीरका सम- 
कालीन बिम्बिसार (दे०)नामक शासक हुआ । शिशुनाग- 
का काल सातवीं शताब्दी ई० पू० निर्धारित किया जाता 
है और इस राजवंशमें नौ शासक हुए। उनके नाम 
काकवर्ण, क्षेमधर्म, क्षेमजित्‌, बिम्बिसार अथवा श्रेणिक, 
श्रजातशत्रु, दर्शक, उदयी,भ्रथवा उदयन, नंदिवद्धंत भोर 
महानंदी थे, जिनमेंसे भ्रंतिमको प्रायः ४७० fo qo# 
नंदवंशके संस्थापक weer नंदने गद्दीसे उतारकर मार 
डाला। किन्तु श्री सिहली अ्रनुश्नुतियोंके श्रनुसार शिशु- 
नागके वंशजोंने हर्यक वंशके शासक बिम्बिसार और 
उसके उत्त राधिकारियोंके उपरांत शासन किया। (स्मिय० 
तथा रायचौधरी० ) 

शिशु ह॒त्याका उन्मूलन-ब्रिटिश भारतमें १७६५ FoF 
बंगाल रेग्युलेशन द्वारा किया गया। इस श्रादेशके द्वारा 
कन्याग्रोंको जन्मते ही मार डालना, ताकि बादमें उतके 
विवाहकी झंझट न पैदा हो, दंडनीय भ्रपराध घोषित कर 
दिया गया । इसी रीतिसे १८५०२ ई०के रेग्युलेशन ६ के 
द्वारा किसी बांझ ete दीर्घधकालके वैवाहिक जीवनके 
बाद एकसे ofan dat उत्पन्त होनेपर पहली संतानको 
गंगा मंयाकी भेंट चढ़ा देनेकी प्रथा बंद कर दी गयी ak 
इस eral दंडनीय भ्रपराध घोषित कर दिया गया। 
ये सामाजिक कुरीतियाँ, विशेष रूपसे कन्याप्रोंको जन्मते 
ही मार डालनेकी कुप्रथा देशी रियासतोंमें इसके बाद 
भी प्रचलित रही भौर उसका अंतिम रोतिसे उन्मूलन 
लार्ड हार्डिज प्रथम (१८४४-४८ ई०)के शासनकालमें 
हुआ । 

शुंग बंश-इसका आरम्भ लगभग १८४ ई० पू० में पुष्य- 
मित्र (अथवा पुष्यमित्र) (दे०)से हुआ, जो श्रंतिम 
मौर्य राजा वृहद्रथका प्रधान सेनापति था। उसने 
उसे मार कर सिंहासनपर अधिकार कर लिया। 
उसने १८४ Fo Go से १५१ fo Go तक राज्य 
किया amt उत्तरी भारतके मगध साम्राज्यको 
लगभग अखंडित रखा। परन्तु उसे कई प्राक्रमणोंकां 


सामना करना पड़ा। यदि यह मत स्वीकार न किया 
जाय कि कलिगका राजा खारवेल उसका समसामयिक 
था ate उसने उसे परास्त किया, तो भी यह निस्संदिग्ध 
है कि एक भारतीय यवन राजा, संभवत: मिनाण्डर 
(दे०)ने उसके राज्यपर प्राक्रमण किया, freq उसने 
उस श्राक्रमणको विफल कर दिया। उसने कई युद्धोंमें 
विजय प्राप्त की और अपने राज्यकालमें दो बार भ्रश्व- 
मेघ यज्ञ किया। इस प्रकार तीसरे ae सम्राद्‌ अशोक 
(दे०)के द्वारा बौद्ध ade प्रचार-प्रसारके फलस्वरूप 
ह्वासको प्राप्त हुए हिन्दू धर्मको उसने पुनरुज्जीवित 
किया। विश्वास किया जाता है कि सुप्रसिद्ध संस्कृत 
वैयाकरण पतंजलि श्रश्वमेध यज्ञमें उसके पुरोहित थे । 
पुष्यमित्रके बाद शू गवंशमें नौ राजा हुए, जिनके नाम 
थे--भग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, वसुमित्र, भद्रक ( जिसकी 
पहचान बेसनगरमें हेलियोडोरस (Fo) द्वारा स्थापित 
गरुड़स्तम्भपर उल्लिखित काशीपुत्न भागभद्वसे की जाती 
है ), तीन भ्रज्ञातनामा राजा, फिर भागवत, जिसने बत्तीस 
वर्ष तक राज्य किया और श्रन्तमें देवभूति, जिसे उसके 
WATT वासुदेवने लगभग ७३ fo god लिंहासनसे 
उतार दिया भर मार डाला। इस प्रकार शुंगवंशने १२० 
वर्ष तक राज्य किया । 
शुजाउद्दोला (१७५४-७५)-अ्रवधका तृतीय स्वतंत्र नवाब 
और वहांके द्वितीय नवाब सफदर जंग्रक्ा पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी । शुजाउद्दौदाको आलमगीर द्वितीय 
(१७५४-५६ ई०) (दे०) तथा शाह भ्ालम द्वितीय (१७५६- 
१८०६ ई०) (दे०) नामक मुगल सम्राटोंस वजीरका 
ओहदा मिला। किन्तु उसने श्रहमद शाह श्रब्दालीके 
श्राक्रमणके समय THA कोई सहायता नहीं की, जब 
META १७५६ ई०में दिल्लीको लूटा, १७५६ ईशमें 
पंजाबपर पूर्ण अधिकार कर लिया और मुगल THE 
तथा उसके सहायक मराठोंको १७६१ ई०में पानीपतके 
तृतीय युद्धमें परास्त किया । शुजाउद्दौलाने सदैव केवल 
अपने ame ही हितोंपर ध्यान दिया। १७६४ ईश०में 
उसने बंगालसे भागकर सहायतार्थ भ्रानेवाले वहांके नवाब 
मीर कासिम तथा शाह आ्रालम द्वितीयसे कम्पनीके विरुद्ध 
एक संधि की, पर बक्सरके युद्धमें वह पराजित gar 
१७६५ Loh उसने कड़ा और इलाहाबादके जिलों 
सहित ५० लाख रुपयोंकी धनराशि हरजानेके रूपमें 
देकर श्रंग्रेजोंस संधि कर ली । साथ ही उसने श्रंग्रेजोंसे 
एक सुरक्षात्मक' संधि भी की, जिसके झनुसार उसके 
राज्यकी सीमाओ्रोंके रक्षार्थ कम्पनीने उसे इस करारके 


५५) 


_शुजात खाँ-शेरअली 


४५३ 





अनुसार सहायता देना स्वीकार किया कि सेनाका सम्पूर्ण 
व्यय भार उसे वहन करना होगा । १७७२ Co उसने 
रुहेलोंसे इस झआशयकी संधि की कि यदि मराठने उनपर 
आक्रमण किया तो ag मराठोंकों इधर न बढ़ने देगा 
और इसके बदलेमें रुहेले ४० लाख रुपयोंकी घन- 
राशि देंगे । 

१७७३ ई०में मरा!ठोंने रुहेलखण्डपर आक्रमण 
किया किन्तु वे बिना किसी युद्धके ही वापस लौट गये। 
अब शुजाउद्दौलाने रुहेलोंसे ४० लाख रुपयोंकी निर्धा- 
fea धनराशिकी मांग की और रुट्ेले उसे देनेमें श्राना- 
कानी करने AT | श्रतएवं शुजाउद्दौलाने कम्पनीके साथ 
चनारसकी प्रसिद्ध संधि कर ली, जिसकी wai wart 
Yo लाख रुपयोंके बदले उन्हें कड़ा और इलाहाबादके 
जिले पुनः प्राप्त हो गये तथा लखनऊमें कम्पनीकी एक 
पलटन रखनेके बदले उन्हें निश्चित धनराशि भी प्राप्त 
हुई । बनारसमें ही उप्ते बंगालके ware arta हेस्टिग्स 
द्वारा यह areata मिला कि कम्पनी रुहेलोंसे ४० लाख 
रुपये प्राप्त करनेमें शुजाउद्दोलाकी सहायता अंग्रेज पलटन 
द्वारा करेगी, क्‍योंकि शुजाउद्दौलाकी दृष्टिमें रुहेलोंसे 
वह धनराशि उसको मिलनी थी। अतः १७७४ ईश्में 
नवाबने अंग्रेज पलटनकी सहायतासे रु हेलखण्डपर झाक्र- 
मण किया, agi शासक हाफिज wens ater मीरनपुर 
कटराके युद्धमें पराजित किया और रुहेलखण्डको ATT 
राज्यमें सम्मिलित कर लिया | दूसरे ही वर्ष शुजाउद्दौला- 
की मृत्यु हो गयी । 

शुजात खाँ-औरंगजेबका एक सेनापति, जिसकी नियुक्ति 
उत्तर-पश्चिमी drag हुई। १६७४ Fok बिद्रोंही 
अ्रफ्रीदियोंने wat ath पास सेनाओ्रों सहित उसका नाश 
कर दिया । इस दुर्घटनाके उपरांत सम्राद्‌ औरंगजेबने 
पेशावरके निकट अपनी स्थितिपर विशेष ध्यान दिया 
और ऐसी व्यवस्था की, जिसके फलस्वरूप सीमाझ्रोंपर 
aera तक शांति स्थापित रही | 

शुजा शाहज्ञादा-शाहजहाँका द्वितीय पुत्र ag विलासी 
प्रकृतिका था किन्तु अपने aa तीन भाइयोंकी भाँति ही 
उसमें भी मह््वाकांक्षा थी। १६५७ ई०में शाहजहाँके गंभीर 
रूपमें भ्रस्वस्थ .होनेपर शुजाने, जो उस समय बंगालका 
सूबेदार था, पिताका सिंहासन पानेके लिए सब भाइयोंके 
बीच अपना भ्रधिकार घोषित किया। तदनुसार बंगालकी 
तत्कालीन राजधानी राजमहलमें अपनेको सम्राद्‌ घोषित- 
कर सेना सहित वह दिल्‍लीकी ओर चल पड़ा, पर फरवरी 
१६५५ Fo शाही सेना द्वारा बहादुरपुरके युद्धमें परास्त 


हो जानेपर वह पुनः बंगाल लौट श्राया । तदुपरांत धर्मंट 
भौर सामूगढ़के युद्धोंमें दाराकी पराजयसे उसका साहस 
बढ़ा भ्रौर उसने पुतः युद्धकी ठानी । किन्तु श्रौरंगजेबके 
सेनापति, मीर जुमलाने उसे पराजित किया और ag अ्रा- 
कानकी We भाग गया, जहाँ वह सपरिवार काल- 
कवलित gat | 

शूद्र-हिन्दुप्"ोंक चार वर्णोंमें से भ्रन्तिम वर्ण। (दे०, जाति 
व्यवस्था ) 

शेर अफ़यन-फारसका एक निवासी, जिसका प्रारभिक नाम 
अलीकुलीबेग इस्तझी था । वह अपने भाग्य के परीक्षार्थ 
मुगल दरबारमें आया । उसने wag वर्षीय मेहरुन्निसासे 
विवाह किया । जहांगीरके राज्यकालके प्रारंभिक दिनोंमें 
उसे बर्दवानकी जागीर तथा शेरअ्रफगवकी उपाधि 
प्राप्त हुई। १६०७ ई०में उसपर बंगालके विद्रोही 
अफगानोंका ga रीतिसे साथ देनेका weg gars 
अतएव जहाँगीरने बंगालके तत्कालीन सूबरेदार कुतुबुद्दीन 
कोकाकों शेर antral बन्दी बनाकर दिल्ली भेज- 
नेका ote दिया। किन्तु शेरप्रफणनने बन्दी बनाये 
जानेका प्रतिरोध किया । इस dad कुतुबुद्दीन 
और शेरभ्रफगन दोनों ही मारे-गरये। शेर अफगनकी 
विधवा पत्नी मेहरुन्तिसा और उसकी एकमात्र पुत्नीको 
मुगल दरबारमें भेज दिया गया। चार वर्षोंके उपरान्त 
उसने जहाँगीरसे विवाह कर लिया तथा शेरअ्रफगनसे 
wera. अपनी gaat विवाह जहाँगीर के सबसे छोटे 
पुत्र शहरमी रसे कर दिया । 

शेरअली-दोस्त मुहम्मद (To) का पुत्र तथा उत्तराधिकारी, 
जो १८५६३ ई०में श्रफगाननिस्तानका श्रमीर“बना, किन्तु 
१८६६ ई० में कावुल AIT १८६७ ई०में कन्दहा रसे खदेड़े 
जानेपर उसने हेरातमें शरण लीं। इसी बीच SAT TTT 
साम्राज्यकी सीमाएँ कैस्पियन सागरके निकटके खानोंकी 
राज्यसीमाओं तक बढ़ाकर १८६५ ई० में ताशकन्द भर 
१८६८ fot समरकन्दपर अधिकार कर लिया। 
अफगानिस्तानकी श्रोर साम्राज्य विस्तारसे शेरश्रलीको 
रूसके भावी मनसूबोंपर संदेह हुआ, GAT १८६६ ई०में 
उसने भारत सरकारके तत्कालीन वाइसराय ATS मेयोसे 
अ्रम्बालामें भेंट की । उसने वाइसरायके सम्मुख कुछ ऐसे 
प्रस्ताव रखे जिनसे श्रफगानिस्तान में स्वयं अ्रंग्रेंजोंकी 
स्थिति सुदृढ़ हो जाती aie वे भविष्यमें भ्रफगानिस्तान- 
की सीमाझ्रोंकी ओर रूसी विस्तार रोकनेमें समर्थ होते । 
किन्तु लन्दनके श्रादेशपर उसने इस प्रकारकी कोई सन्धि 
करना स्वीकार न किया । 


&sy 


Vue 


शेर अलो TAT खाँ Ge 





लगभग १८७० ई० से तुकिस्तानमें नियुक्त रूसी 
गवर्नेर-जनरल काउफमैनने शरअलीसे पत्र व्यवहार प्रारंभ- 
कर दिया। रूसियों द्वारा १५७३ ई०में खीव (कीव) पर 
अधिकार कर लेनेपर शेरञ्नलीने भारत सरकारसे पुनः एक 
निश्चित संधि करनेकी प्रार्थना की, किन्तु उसे पुनः 
श्रस्वीकार कर दिया गया | लेकिन १८७६ ई०में जब ATS 
लिटन (१८७६-८०) भारतका वाइसराय हुम्ना, 
तब भारत सरकारने अपनी श्रफगान नीतिमें भ्रचानक 
परिवर्तन कर दिया और शेरप्रलीसे एक निश्चत सन्धि करने - 
का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रतिबन्ध बह था कि भ्रमीर 
हेरातमें अंग्रेज रेजीडेण्ट रखना स्वीकार कर ले । शे रअली 
पफगानोंकी मनोवृत्तिसे भली-भाँति परिचित था। उसे 
पूरा विश्वास था कि अपने राज्यमें अंग्रेज रेजीडेण्ट रखने- 
का सुझाव मान लेनेसे श्रफगान प्रजा पूर्णतः श्रसंदुष्ट हो 
जायगी और उसकी भ्रपनी गद्दी भी संकटमें पड़ जायगी। 
अतः उसने श्रंग्रेजोंका उक्त प्रस्ताव SRT fear | 
इसी बीच १८७८ ई०में बलिन कांग्रेसमें प्रंग्रेजोंकी 

नीतिसे चिढ़कर रूसने जनरल स्टोलिटाँफ (स्तोलियताफ)- 
के नेतृत्वमें एक दूतमण्डल अ्रफगानिस्तान भेजा। 
seater विवश होकर उसका स्वागत करना पड़ा। 
अब लार्ड लिटन (प्रथम) की सरकारकों एक और कारण 
मिल गया कि वह अंग्रेजोंके दृतमण्डलकों भी अपने यहाँ 
बुलावे । किन्तु Senet द्वारा इसे अस्वीकार करनेपर 
नवम्बर १८७८ ई०में ब्रिटिश सरकारने उसके विरुद्ध 
युद्धकी घोषणा कर दी। शेरभ्ली अंग्रेजोंकी विशाल 
सेनाको रोकनेमें श्रसमर्थ रहा ate ag रूसी तुकिस्तान- 
की ओर भागा, जहाँ फरवरी १८७६ ई०में उसकी' मृत्यु 
हो गयी । इस प्रकार Geral अपने दो प्रबल पड़ोसियों 
रूस और इंग्ल॑ण्डकी निर्दय महत्त्वाकांक्षा एवं स्वार्थपूर्ण 
नीतियोंका शिकार बन गया । 

शेर अली खाँ-प्रफगानिस्तानका एक सरदार। १८७६ ई०- 
में भारतकी अंग्रेज सरकारने उसको पश्चिमी श्रफगा- 
निस्तानका cada शासक नियुक्त कर दिया । उसका 
मुख्यालय BABI बता । वह १६६१ ई० तक वहाँका 
शासक रहा । उसी वर्ष भारत सरकारके दबावपूर्ण 
अनुरोधके कारण उसने गद्दी छोड़ दी भौर भारतमें 
आकर रहने AAT | 

शेर खाँ सुर (१४७२-१५४५)-भारतीय इतिहासमें TIME 
नामसे विख्यात । वह १५३६ से १५४५ Fo तक भारतका 
बादशाह रहा । उसने सूरवंशकी नींव डालौं तथा 
१५५६ Fo तक उत्तर भारतपर राज्य किया। उसका 


प्रारंभिक are फरीद खाँ था। वह बिहार प्रान्तमें 
सहसराम (सासाराम) के एक साधारण अफगान जागी र- 
दारका gaat: पिताकी जागीरमें ही उसे शासन- 
प्रबन्धका प्रशिक्षण मिला, fora fra उदासीन व्यव- 
हारके कारण शेर खाँ घर छोड़कर प्रपने भाग्यकी 
परीक्षाके लिए चल पड़ा । १५२२ ई०में उसने बहार खाँ 
लोहानीके यद्दाँ नौकरी कर ली और अकेले ही एक शेरको 
मार देनेके फलस्वरूप बहार खाँसे शेरखाँकी उपाधि 
प्राप्त की । इसके उपरान्त उसने बाबरके यहाँ सेवाकार्य 
प्रारंभ किया। बाबरने उसे उसकी पैतृक wears 
(सासाराम) की जागीरदारी देकर पुरस्कृत किया । 

विहार लौट कर शेर खाँ ने वहाँके तत्कालीन शासक 
जलाल खां के यहाँ नौकरी कर ली तथा चुनारके शासक 
ताज खाँकी विधवासे विवाह करके चुनारका महत्त्वपूर्ण 
at भी प्राप्त कर लिया। १५३१ ई०में जब हुमायूंने 
चुनारपर प्राक्रमण किया, शेरखाँने चतुरतासे oat 
रक्षा की और दुर्गका स्वामित्व भी सुरक्षित रखा। दो 
वर्षोके बाद उसने बंगालके शासक महमूद शाहको सूरज- 
गढ़के युद्धमोें पराजित किया और इस प्रकार उसका 
बिहारपर एक-छत्न fears हो गया । उपरान्त शेरखाँने 
बंगालपर दो और आक्रमण किये । इसके फलस्वरुप 
१५३७ ईग्में हमायूँने उसपर श्राक्रमण कर दिया। 
शेर खाँने चत्राईसे हुमायूँकों बंगाल तक अपना पीछा 
करने दिया और भारी रणकुशलताका परिचय देते हुए 
१५३६ ई०में बक्सरके निकट चौसा तामक स्थलपर - 
हुमायूंको बुरी तरह परास्त किया । 

हेमायूँने बड़ी कठिनतासे श्रपने प्राणोंकी रक्षा की भ्रौर 
शेर खाँ gatas लेकर झ्रासाम तक पूर्वी भारतका 
वास्तविक शासक बन गया। अब उसने शेरशाहकी 
उपाधि धारण करके श्रपनी स्वतंत्र सत्ताकी घोषणा कर 
दी। अगले वर्ष शेरशाहने हुमायूँको कन्नौजके निकट 
बिलग्राम नामक स्थलपर पुनः पराजित किया atk 
दिल्‍लीकी site बढ़कर पंजाबपर भी श्रधिकार कर 
लिया 1 १५४२ ई०में मालवा और १५४३ Gow रायसीन- 
पर अधिकार करके उसने शीघ्र ही fara, मुल्तान श्रौर 
१५४४ ई०में मारवाड़ुपर भी आ्राधिपत्य जमाया, किन्तु 
कालिजरके दुगेपर प्रधिकार करते समय बाहूदमें विस्फोट 
हो जानेके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी। यद्यपि GIT 
उसका अ्रधिकार हो गया, इस प्रकार इतने थोड़े दिनों- 
में हो शेरशाहने मुगलोंकों दिल्लीसे ate बाहर किया 
SIT भारतका THE बन बैठा । 


Ly § 


शेर सिह-शंशुनाग वंश 
शेरशाह केवल बोर योद्धा ही नहीं, कुशल' प्रशासक 
भी बा। भपने has ४५ वर्षोंके cet शासनकालमें saat 
कई विवेकपूर्ण प्रशासकीय gare किये । उसने sat 
समस्त साम्राज्यको ४७ सरकारों अथवा जिलोंमें afer 
और इन सरकारोंका परगनोंमें उपबिभाजन किया। 
उसने भूमि-सर्वेक्षणके उपरान्त करव्यवस्थामें सुधार किया 
और praia सीधे भूमि-कर वसूलनेकी व्यवस्था की । 
साथही gras सीधे भू-स्वामित्व सम्बन्धी waz 
(कबूलियात) दीं, जिनमें उतके भधिकारों और भूमि-कर 
संबंधी ate दायित्योंका विवरण रहता था । 
उसने मुद्रा सम्बन्धी सुधार भी किये और टंक भथवा 

रुपयेका भनुपात ताँबेके ६४ पैसोंमें निर्धारित किया । 
चुंगी-व्यवस्थामें सुधार कर तथा श्रनेक श्रनुचित करोंको 
हटाकर उसने वाणिज्य एवं व्यवसायको प्रोत्साहन दिया 
तथा मुख्य सड़कोंके निर्माणत्त यातायातकी सुविधाश्रोंमें 
बुद्धि करके घोड़ों द्वारा डाक पहुंचानेकी व्यवस्था चलायी। 
उसने देशसे शांति we सुव्यवस्था सुदृढ़ करनेके लिए 
स्थानीय भपराधोंकी छानबीन करके भ्रपरा धियोंको दंडित 
करनेका भार गाँवोंपर छोड़ दिया | उसका न्याय पक्षपात- 
रहित होता था तथा हिन्दुओंके प्रति उसकी नीति उदार 
a ब्रह्मजीत गौड़ नामक एक हिन्दू उसका सेनाध्यक्ष 
भी था| अंततः सैन्य संगठनमें भी उसने कई महत्त्वपूर्ण 
सुधार किये, जिससे सैनिकोंकी सीधी भरती होने लगी 
और उन्हें नगदी वेतन दिया जाने लगा। फलतः सेनाका 
संगठन भ्रयोग्य श्रौर निष्क्रिय जागीरदारोंपर श्राधारित 
न होकर सीधे सम्राट्के नियंत्रणमें श्रा गया wang 
द्वारा किये गये भ्रनेक प्रशासकीय सुधारोंको मुगल सम्राद्‌ 
अकबरने भी अपनाया | 

शेर सिह-पंजाबके महाराज रणजीत सिंहका पुत्र । रणजीत 
fash उपरान्त उसका ज्येष्ठ ga खड़क सिंह और 
उसके बाद दूसरा पुत्र नौनिहाल सिंह शासक gat, 
जिसकी एक दुषंटनामें मृत्यु हो जानेसे १८४० FoF 
शेरसिंह सिंहासनासीन हुआ । उसने तीन वर्षोतक राज्य 
किया । १८४३ ई०में उसकी हत्या कर दी गयी । 

शेरसिह-छत्तरसिह नामक एक सिख सरदारका पुत्र । 
प्रथम सिख-युद्ध (दे०) में जब प्ंग्रेजोंने सिखोंको परा- 
जित किया, वह श्रंग्रेजोंका विश्वासपात्र बन गया। 
मुलतानके शासक मूलराज द्वारा विद्रोह कर देनेपर 
१८४८ ई०में ag उसका दमन करनेके लिए भेजा गया, 
परन्तु मुलतान पहुंचकर ag विद्रोही सिखोंसे मिल गया। 
इस प्रकारके दलबदलसे कई सिख सरदार उसके पक्षमें 


FRY 
हो गये wie मूलराजका विद्रोह द्वितीय सिख-युद्ध (दे०) 
Bl कारण बना | १६ नवम्बर १८४८ ई०को शेंरसिद्द 
और भंग्रेजोंके मध्य रामनगर नामक स्थानपर afro 
युद्ध हुआ । जनवरी १८४६ ई०के चिलियानवालाके 
प्रसिद्ध युद्धमें भी शेरसिहने भाग लिया, , किन्तु वह सिख 
Sarat सफल नेतृत्व न कर सका । परिणाम यह हुमा 
कि बह भनिर्णीत युद्ध aster विजयमें परिणत हो 
गया। २१ फरवरी १८४६ ई०को गुजरातके युद्धमें 
सि्ोंकी भंतिम बार पराजय होनेके उपरान्त शेरसिइने 
अंग्रेजोंके सम्मुख भ्रात्मसमपंण कर दिया और उसके शेष 
दिन एक प्रकारसे श्रज्ञातवासमें कटे | 

Waa वंश-इस वंशका भारम्भ दक्षिण-पूर्व॑ एशियामें 
seat शताब्दीमें हुआ भौर इस वंशके शासक तेरहवीं 
शताब्दी तक वहाँ राज्य करते रहे | इस वंशके शासक 
जो भारतीयोंकी संत।न थे न केवल समस्त मल प्राय- 
द्वीपपर, वरन्‌ सुमात्रा, जावा, वाली भौर बोनियो सहित 
समस्त मलय द्वीपसमूहपर राज्य करते थे। प्ररब 
यात्रियोंने उनकी शक्ति, सम्पत्ति ale trader वर्णन 
करते हुए लिखा है कि उन्हें महाराज पुकारा जाता था। 
शैलेन्द्र शासक बौद्ध धर्मके महायान झम्प्रदायके श्रनुयायी 
थे। उनके द्वारा निर्मित स्तूपों ale विहारोंमें जावामें 
स्थित बोरोबुदुरका महाचेत्य विशेष उल्लेखनीय है । 

शैशुनाग वंश-पुराश्रोंके aqare शेशुनाग वंशका प्रवतंक 
शिशुनाग था, जो सातवीं शताब्दी ई०पू० मगधमें राज्य 
करता था । आधुनिक विद्वानोंके were इस वंशर्में दस 
राजा हुए जो क्रमशः शिशुनाग, काकवर्णी, क्षेमधर्मा, 
क्षेमजित्‌, तिम्बिसार भ्रथवा श्रेणिकं, श्रजातशत्रु श्रथवा 
कूणिक, दर्शक, seit waar उदयन, तन्दिवधेन It 
महानन्दी नामसे विख्यात हुए। इनमेंसे प्रथम चार 
UAT शासन काल प्राय: ६४० ई०पू०से ५२२ ई०तक 
था, किन्तु उनके शासन-कालकी किसी विशेष उल्लेखनीय 
घटनाका विवरण उपलब्ध नहीं है। प्रुराणोंकी सूचीके 
अनुसार पाँचवें शासक जिम्बिसार (५२२ ई० go से 
vey ई० पू०) ने शैशुनाग वंशकी शक्ति एवं सत्तामें 
विशेष वृद्धि की । बिम्बिसार श्रौर उसके पुत्र श्रजात्नशत्रु- 
के शासनकालमें मगथ उत्तरी भारतका सबसे महत्त्वपूर्ण 
प्रौर शक्तिशाली राज्य बन गया। भाठवें शासक उदयी 
Waa उदयन (४४३ ई०पू०से ४१० Fogo) ने कुसुम- 
पुर नामक नगरकी स्थापना की, जो भागे चलकर 
सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्न नामसे विश्यात हुआ । दसवें शासक 
महानन्दीका लगभग ३६२ ईशपू० में महापद्म ने बध कर 


९ 


> 


४५६ 


शोर, सर जाम-श्री राम वाजपेयी 





दिया तथा मग्रधमें नंद वंशकी नींव डाली । 
किन्तु पुराणोंका उपर्युक्त विवरण बौद्ध तथा जैन 
धर्मग्रंथोंके विवरणोंके सवेथा विपरीत है । उनके झ्ननुसार 
शैज्युनाग वंशकी स्थापना हर्यक वंशके उपरान्त हुई AIT 
इसमें केवल शिशुनाग, कालाशोक तथा कालाशोकके दस 
पुत्र ही शासक हुए। कुछ ate प्रंथोंमें शिशुनाग, 
कालाशोक, काकवर्ण, क्षेमर्मा और क्षेमजित्‌ नामक 
चार शासकोंका उल्लेख विम्बिसारके उपरान्त आया 
है। इस मतके अनुसार शिशुनागके वंशमें छः शासक 
हुए, यथा शिशुनाग (४१३-३६५ Fogo), काकवर्ष 
श्रधवा कालाशोक और कालाशोकके पुत्र ( ३६५-३४५ 
Sogo) | कालाशोकके राज्यकालमें ही werent 
उसकी ह॒त्या करके शिशुनाग वंशकी समाप्ति कर दी 
और नन्दवंशकी स्थापना की । (शिशुनाग वंशक्ी स्थापना 
आधुनिक शोधोंके अनुसार हरिवंक ak उपरान्त ही हुई 
ओर इस संबंधमें जैन तथा बौद्ध ग्रंथ अधिक प्रामाणिक 
जान पड़ते é t) -tio 
शोर, सर जान-१७६३ से १७६८ fo तक भारतका 
गवर्नर-जनरल । उसने सर्वप्रथम बंगालमें कम्पनीकी 
Fart निम्न पदाधिकारीके रूपमें जीवन प्रारम्भ किया 
और जब as कार्नंवालिस गवनेर-जनरल था, तभी वह 
पदोन्नति करके कलकत्ता कौंसिलका सदस्य बन गया। 
उसने शासन-सुधारमें का्नवालिसकी विशेष सहायता 
की और गवनेर-जनरल बननेपर उसने कार्नवालिसके 
प्रशासकीय सुध्रारोंकों कार्यानवित किया | उसने साधा- 
रणतया देशी राज्योंके श्रांतरिक मामलोंमें हस्तक्षेप न 
करनेकी नीति भ्रपनायी । निजाम ak मराठोंके युद्धमें 
भी वह तटस्थ रहा, जिसके फलस्वरूप १७६५ ई०के 
कर्दलाके युद्ध (दे०) में निजामक्की Tass ge i भ्रवधके 
मामलोंमें उसने हस्तक्षेप करके, वहाँके नवाबको नयी 
संधि करनेपर विवश किया, जिसके फलस्वरूप कम्पनी- 
का इलाहाबादपर अधिकार हो गया । हि 
शौकत अली, सौलाना-भारतीय मुसलमानोंके नेता और 
प्रश्चिद्ध राजनीतिश । जन्म बाराणसीके निकट राप्पुरमें 
१८७३ Sot | उन्होंने waa जीवन-क्रम भारतीय अंग्रेज 
सरकारके भ्राबकारी विभागसे प्रारम्भ किया। १४ वर्षों 
की नौकरीके उपरान्त वे राजनीतिक क्षेत्रमें उतर श्राये 
और प्रथम महायुद्धमें सरकारने उन्हें नजरबन्द रखा | 
छूटनेपर अपने भाई मुहम्मद झलीके साथ उन्होंने 
१६१६-२० ई०में खिलाफत श्रान्दोलनका नेतृत्व किया | 
वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके भी सदस्य हुए भौर 


असहयोग श्रान्दोलनमें भाग लिया। उपरान्त उन्होंने 
कांग्रेससे त्यागपत्न दे दिया भ्र:र मुस्लिम लीगके सदस्य 
बनकर उसीके प्रतिनिधिके रूपमें गोलमेज सम्मेलन (Zo) 
में भाग लिया। १६३४ ई०में भारतीय केन्द्रीय maracas 
सदस्य चुने गये, किन्तु इसके बाद ही मुहम्मद श्रली 
जिन्‍ना (दे०) मुस्लिम राजनीतिक क्षित्तिज पर छा गये । 

शौकतजंग-बंगा।लके नवाब अलीवर्दी खाँका दौहित और 
अलीवर्दी खाँ (दे०) के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला 
(दे०) का चचेरा भाई | aia १७५६ ई०में नवाब 
अलीवर्दी खाँकी yeaa aaa बह पूर्णिया (पूनिया) का 
सूबेदार (राज्यपाल) था। उसने बंगालकी सूबेदारीपर 
सिराजुद्दोलाके gaat चुनौती देते हुए कुछ असंतुष्ट 
सरदारोंके संमर्यंनसे तत्कालीत मुगल सम्राटसे सूबेदारी- 
की सनद श्रपने नाम प्राप्त कर ली। किन्तु स्वत्व 
जमानेके पूर्व ही सिराजुद्दोलाने आक्रमण कर उसे परास्त 
किया और १७५६ oH मार डाला । 

श्रवण बेलगोला-मैसूरमें स्थित एक धामिक स्थल । जैन 
अनुश्नुतियोंके अनुसार ware चन्द्रगुप्त मौर्य (दे०) 
सिंहासन त्याग कर यहाँ चला star और यहीं उसने 
सललेखना at करके (जैन समाधिम रणकी विधिसे ) 
प्राण त्याग दिये । 

शावस्ती-प्राचीन कोशल राज्य (Fo) की राजधानी । 
गौतम बुद्ध यहाँ कई बार पधारे थे ae नवीं शताब्दी 
तक ag स्थान एक प्रसिद्ध नगर रहा। ag राष्ती नंदी- 
के तटपर स्थित था और झ्राजकल इसकी पहचान उत्तर 
प्रदेशके ग्राधुनिक सहेट-महेट ग्रामोंसे की जाती हैं । 

श्रीतगर-गढ़वालके भूतपूर्व राजाकी राजधानी । यहाँके 
राजाने १६५८ ई०में दाराके सबसे बड़े पुत्र शाहजादा 
सुलेमान (बे०)को शरण दी थी 1 

श्रीतगर-कश्मी र राज्यकी राजधानी | 

श्रीरंगभू-तिचनापल्‍लीके निकट स्थित । प्रसिद्ध वैष्णव 
आचार्य रामानुज (दे०)बीचमें कुछ समयको छोड़कर 
मृत्युपर्यत यहीं रहे । 

श्रीराम वाजपेयो-गोपालक्ृष्ण गोखले (दे०) द्वारा स्थापित 
ada आफ इंडिया सोसाइटीके सदस्य । उन्होंने 
१६१४ ई०में 'सेवा समिति ब्वाय स्काउट एसोसियेशन' 
की स्थापना लाडं बेडेन पावेल द्वारा इंग्लैण्डमें संगठित 
ब्वाय स्काउट एसोसियेशनके marae की । सेवा 
समितिका उद्देश्य ब्वाय स्काउठ एसोपियेशनका पूरा 
भारतीयकरण करना था और उन्हें इस उद्देश्यको पूरा 
करनेमें सफलता मिलीं थी । 


sitter 


ड५७ 





श्रीलंका-भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टिसे भारतीय प्रायद्वीपका दक्षिणी 
» भाग, जो बादमें उससे अलग हो गया । भारतसे इसके 
घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं, किन्तु राजनीतिक 
अस्तित्व अलग रहा है। भारतीय साहित्यके विभिन्‍न 
कालोंमें इसका वर्णन विभिन्न नामोंसे हुआ है। पालि 
ग्रंथों और amas अ्रभिलेखोंमें इसका उल्लेख 'ताम्र- 
पर्णी'के नामसे gat है । प्राचीन लेखकोंने इसे (तपोवन' 
कहकर पुकारा है। रामायणमें इसे लंका कहा गया है, 
जिसका शासक राक्षसराज रावण था और आधुनिक 
यूरोप-वासियोंने इसे 'सीलोन'की संज्ञा दी, जो श्रीलंका 
शब्दका waa है। संस्कृतमें इसका एक नाम सिंहल 
ga बंगालमें प्रचलित अनुश्वुतिके अनुसार यह नाम 
विजर्यासह नामक एक निर्वासित बंगाली राजकुमारके 
ATARI रखा गया है, जिसने इस द्वीपपर विजय प्राप्त 
की थी। इतिहासमें इस घटनाका कोई प्रमाण नहीं 
मिलता है। 
श्रीलंका att भारतके बीच aaa घनिष्ठ व्यापारिक 
सम्बन्ध रहे हैं। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीमें इन दोनों 
देशोंमें उस समय सांस्कृतिक सम्बन्ध भी प्रगाढ़ हो गये 
जब मगध सम्राट्‌ अशोकके पुत्र या भाई महेन्द्रने श्रीलंका- 
के नरेश देवानाम्‌ प्रिय तिस्स (तिष्य)को सपरिवार 
बौद्ध धर्मकी दीक्षा दी। इसके बादसे श्रीलंका ate धर्मका 
THAT FT TAT! यहींपर so ई० पू०में नरेश 
वत्तगमणिके शासनकालमें बौद्धोंके धर्म-ग्रंथ 'त्रिपिटिक- 
को पहली बार लिपिबद्ध किया गया। अनुरुद्धपुर 
(अनुराधापुर) से बौद्ध धर्मका प्रचार और प्रसार न 
केवल सम्पूर्ण श्रीलंकामें वरन्‌ दक्षिण-पूर्व एशियाके 
विशाल भू-भागमें हुआ । यहाँ तक कि भारतके बौद्ध 
विद्वान्‌ भी अपना प्रध्ययन्त पूरा करनेके लिए श्रीलंका 
जाया करते' थे । राजनीतिक परिवतंनोंके साथ स्थिति 
बदलती रही; ईसवी सन्‌की चौथी शताब्दीमें श्रीलंकाके 
नरेश मेघवर्मके भारतके समकालीन यशस्वी सम्राट 
समुद्रगुप्त (गुप्तकाल)के साथ सौहाद्वंपूर्ण सम्बन्ध थे । 
उसने बोध गयामें श्रीलंकाके तीर्थयात्रियोंके निवासार्थ 
एक बिहार बनानेके लिए समुद्रगुप्तसे अ्रनुमति प्राप्त की 
थी । छठी शताब्दीके झ्रारम्भमें पललव नरेश सिंह त्रिष्णु 
और उसके ta नरसिंह वर्माने श्रीलंकापर शासन किया। 
इसके बाद फिर दसवीं ate ग्यारहवीं शताब्दियोंमें 
चोलवंशके नरेश राजराज और UH प्रथमने श्रीलंका- 
पर शासन किया, लेकिन श्रीलंका शीघ्र ही पुनः स्वतंत्र 
हो गया Fo समय बाद श्रीविजय (दे०)के wz 


राजाझ्रोंने इसपर हमला कर दिया, लेकिन श्रीलंकाने 
हमलेको विफल कर दिया । 
श्रीलंकापर मुस्लिम शासकोंका आधिपत्य कभी नहीं 
रहा । ऐसा प्रतीत होता है पर्द्रहवीं शताब्दीके arent 
उसपर विजयनगर नरेश देवराय द्वितीय (१४२५-४७ ई०) 
का शासन स्थापित हो गया था, किन्तु उसने शीघ्र ही 
फिर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली । किन्तु सोलहवीं शताब्दी- 
के neat श्रीलंकाके भ्रधिकांश समुद्र तटवर्ती भू-भागपर 
पुतंगालियोंका आधिपत्य हो गया, जो १५१० ईग्में 
गोझामें श्रपने पर जमा TRA १६५८ ई्में पुर्ते- 
गालियोंको खदेड़ कर डच लोग श्रीलंकामें श्रा डटे 
नेपोलियनसे युद्धके दौरान प्रंग्रेजोंने डचोंको वहाँसे भगा 
दिया। वियना-संधि (१८१५)के अन्तर्गत श्रीलंका 
ब्रिटिश साम्राज्यका अंग हो गया | उसका शासन भारत- 
के भ्रधीन रखा गया । १६४७ ई०में भारतके स्वाधीन 
हो जानेपर भी श्रीलंका ब्रिटिश साम्राज्यका भ्रंग बना 
रहा। बादमें उसे भी स्वाधीनता प्रदान कर दी गयी । 
श्रोविजय-मलय द्वीपपुंजमें भारतीयोंने जो राज्य स्थापित 
किया था, उसका भी नाम और उसके एक नगरका भी 
नाम | इसकी पहचान Wa सुमात्राके पलेमबांग नगरसे 
की जाती है। (देखिये, प्रवासी भारतीय) । 
श्रेणिक-मगधके सम्राट्‌ बिम्बिसार (दे०)का दूसरा नाम। 
श्वेत विद्रोह-भारतमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके गोरे सैनिकों- 
के fastest ee नामसे पुकारा जाता है। राबर्ट क्लाइव 
जब दूसरी बार बंगालका TART बनकर TAT तो उसने 
कम्पनीके डाइरेक्टरोंके भ्रादेशसे भारतमें कम्पनीकी सेवा- 
में नियुक्त sitet सैनिकोंका भत्ता घटा दिया। इसपर 
उन्होंने विद्रोह कर दिया । क्लाइवने बड़ी तत्परता और 
दृढ़तासे इस विद्रोहका दमन कर दिया । 
श्वेत हुण-हृणोंकी एक शाखा, जो ५ वीं शताब्दीके मध्यमें 
वंक्षु (आक्सस) नदीकी घाटीमें भ्रा बसी थी । इन लोगोंने 
४५५६ ०में भा रतके गुप्त सा म्राज्यपर आक्रमण किया,लेकिन 
तत्कालीन THE, स्कन्दगुप्त (४५४५-६७ fo) ने उन्हें 
खदेड़ दिया | ४८५४ fot वे फारसको रौंदनेमें सफल हो 
गये ate अगले वर्षोंमें उन्होंने काबुल ओर कंधारपर 
अधिकार कर लिया । इतना ही नहीं, वे तोरमा णके नेतृत्वमें 
आ्रार्यावर्त तक घुस आये । उसके पुत्र मिहिरगुल (दे०)ने 
oat शताब्दी ई०के आरम्भमें गुप्त साम्राज्यको उखाड़ 
फेंका ate पंजाब स्थित शाकल (सियालकोट) को राज- 
धानी बनाकर उत्तरी भगरतके एक भागपर शासन करने 
लगा । goer शासन अत्यंत नृशंस ae बबेर था। 


श्वेताम्भर जेन-संवत्‌, प्राथोन लारतीब 





५२८ ई०में माल्वाके राजा यशोधर्मा (दे०) तथा 
गुप्त वंशक्े ware बालादित्यके नेतृत्यसें कई राजाओोंने 
मिलकर मिहिरगुलको पराजित कर भारतमें हण-शासन- 
का अंत कर दिया । भारतीय राज्य हाथसे निकल जाने- 
पर श्वेत हुणोंकी शक्ति बहुत क्षीण हो गयी eat 
फारसके शाह खुसरो नौशेरवाॉने ५६३ fo भौर ५६७ 
ई०के बीच हुणोंकीः रही-सही शक्तिकों भी नष्ट 
कर दिया । 

भारतमें हणोंढी शक्ति wares हो जानेके बाद वे 
हिन्दुप्नों में धुल-मिल गये । विश्वास किया जाता है कि 
आठवीं शताब्दीमें तथा इसके बाद जिन राजपूत वंशोंका 
उत्क्ष हुआ, उनके waa हुणोंका रक्त मिश्रित art 
(मेकगवनं ० Yo १०९ नोट) 

श्वेताम्बर जन-जेनों (दे०)का TH सम्प्रदाय । वर्धमान 
महावीर (दे०)को शिक्षाभोंके बावजूद इस सम्प्रदायके 
साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं । 


gq 

घड्दर्शन-हिन्दू दर्शनके छः दार्शनिक सिद्धान्त, जो न्याय, 
वेशेषिक, ater, योग, पूवव॑मीमांसा ate उत्तर मीमांसा 
अथवा aaa कहलाते हैं। इन्हींको सम्मिलित रूपसे 
षड्दर्शन कहते हैं। इन दाशंनिक सिद्धास्तोंके प्रतिपादक 
war: गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनि श्रौर 
बादरायण थे । (देखिये, स० राधाकृष्णन द्वारा अंग्रेजीमें 
रचित भारतीय दर्शनका इतिहास ) । 


a 

संगम-हरिहर भौर gam (राय) का पिता। इन दोनों 
भाइयोंने ही १३३६ई०में विजयनगर राज्यकी स्थापना 
की थी । (दे० विजयनगर ) 

संग्राम सिह (राणा साँगा)-वायमल्लका पुत्र भौर उत्तरा- 
धिकारी । इतिहासमें वह मेवाड़का राजा साँगाके नामसे 
प्रसिद्ध था, जिसने १५०८ से १५२६ ई० तक शासन 
feat) संग्राम fag महान्‌ योद्धा था और तत्कालीन 
भारतके समस्त राज्योंमें ऐसा कोई भी उत्लेखनीय 
शासक न था जो उससे लोहा ले सके was 


भारत झाक्रमण के समय राणा साँगा को श्राशा भी कि 
ag भी तैमूरकी भाँति दिललीके लूट-पाट करनेके 
उपरान्त स्वदेश लौट जायेगा । किन्तु जब उसने देखा कि 
१५२६ fo में इब्राहीम लोदीको पानीपतके बुद्धमें 
परास्त कर बाबर facet शासन करने लगा है तो बह 
अपने १२० सहायक aA, so हजार श्रश्वरोहियों 
WT Xoo हाथियोंकी विशाल सेना लेकर युद्धके लिए 
चल पड़ा 1 १६ मार्च १५२७ ई०को खनुप्रा नामक स्वान्‌- 
पर बाबरसे उसका घमासान युद्ध YA | । यद्यपि इस युद्ध 
में राजपू्तोंने अत्यधिक वीरता दिखायी, तथापि वे बाबर 
द्वारा पराजित हुए । इस युद्ध में राणा साँगा जीवित तो 
बच गये, किन्तु पराजयके भाघातसे दो वर्ष उपरांत ही 
उनकी मृत्यु हो गयी भोर भारतवर्षमें हिन्दू राज्य 
स्थापित करनेका उसका स्वप्त भंग हो गया । 

संघ-इस शब्दका प्रयोग बहुधा बोद् fra संघ के लिए 
होता है । fae saat गणना बौद्ध-धमेके तिरत्नों (यथा 
बुद्ध, धर्म तथा संघ ) में होती है। गौतम बृद्धने fay 
संघका संगठन प्रजातान्त्रिक झआद्शों पर किया था । 

संघमित्रा-राजकुमार महेन्द्र (दे०) की भगिनी । उत्तर 
भारतकी बुद्ध श्रनुश्रुतियोंके श्राधारपर महेन्द्रको मौये 
ame श्रशोकका भाई माना गया है, यद्यपि सिंहली ग्रंथों 
भ्रौर श्रनुश्रुतियोंमें संघमित्रा और महेन्द्र भाई-बहिन तथा 
अशोककी waa रानी विदिशा देवीसे उत्पन्न कहे गये 
हैं। सिहली ग्रंथोंके ग्रनुसार महेन्द्र ate भिक्षुप्रोंके एक 
दलका नेतृत्व करता हुआ श्रीलंका गया श्रौर वहाँके 
सभी निवासिथोंको वीद्ध धर्ममें दीक्षित किया। संघमित्रा 
भी महेन्द्रके साथ बौद्धधर्मके प्रचार कार्यमें सहयोग 
देनेके लिए श्रीलंका wit थी। उसने भी aie राजा 
तिष्यसे समस्त परिवारके साथ ही अन्य स्त्रियोंको बौद्ध 
धमकी दीक्षा दी। art भी लंका में उसका नाम wae 
साथ लिया जाता है। 

संप्रति-कुणालका पुत्र भ्रौर सम्राट्‌ श्रशोकका पौत | यद्यपि 
अभिलेखोंमें उसका कहीं उल्लेख नहीं है परन्तु प्राचीन 
अनुश्रुतियोंके भ्रनुसार श्रपनें पितामह श्रशोकके उपरान्त 
कुणालके भ्रंघे ह नेके कारण वही सिंहासनासीन हुआ । 
वह जैनमतानुयायी था । कदाचित उसने सम्राट्‌ भशोक- 
के साम्राज्यके पश्चिमी भू-भागोंपर ही राज्य किया। 
इस प्रदेशमें उसे भ्रनेक जैन मन्दिरोंका निर्माण कराने- 
का श्रेय दिया जाता है। 

संबत्‌, प्राचोन भारतोय-प्रनेक हैं, जिनमेंसे कोई भी किसी 
भी कालमें सम्पूर्ण भारतमें प्रचलित नहीं रहा | बहुत- 


ws 4 


संविधान सभा-संस्कृत 


४५६ 








से राजाप्रोंने अपने राज्य।भिषेकके उपलक्ष्यमें अपने 
नामसे नये daa प्रचलित किये । फलस्वरूप यह सम- 
झना कठिन है कि कौन daa ठीक-टीक किस समय चला 
और किसने चलाया | pat: किसी भी भारतीय संवत्‌- 
की वास्तविक' गणना तब हो पात्ती है जब उसमें उल्लि- 
खित किसी घटनाके araratt ईसवी सन्‌का भी कहीं 
उल्लेख मिल जाता है । प्राचीन मुख्य संवत्‌ य थे : 

(१ ) कलियुग saat युधिष्ठिर daa, जो garg 
३१०२ से प्रारम्भ माना जाता है | यह संवत्‌ प्रागति- 
हासिक है और इसका प्रयोग केवल प्राचीन साहित्यमें 
मिलता है। (२) विक्रम daa. जिसे ares विक्रम 
संवत्‌ अथवा संत्रत्‌ विक्रम अथवा tat विक्रम संवत्‌ 
maar मालव संवत्‌ भी कह गया है और इसका प्रारंभ 
५० ईसापूर्वसे माना जाता है । इसका कोन प्रयर्तेक था 
aie किस घटनाकी स्मृतिमें चलाया गया, इस सम्बन्ध- 
में निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता । (३) 
आनन्द विक्रम संवत्‌ ३३ ई०में किसी wars शासक द्वारा 
चलाया गया । (४) शक संवत्‌ श्रथवा शकाब्द संमवतः 
ZIT sa राजा कनिष्क प्रथम द्वारा es ई० में 
चलाया गया। (५) लिछ्छवि संवत्‌ १११ ई० में 
आरंभ किया war) इसके cadet नाम भी अज्ञात 
है । (६) चेदि waar त्रकूटक कलचुरि संवत्‌ २४८ fo 
में शुरू किया गया । (७) wa संवत्‌को गुप्त वंशके 
संस्थापक चन्द्रगुप्त प्रथमने श्रपने राज्याभिषेककी स्मृति 
में ३६१६-२० ई० में प्रचारित किया । (८) gu संवत्‌ 
तोरमाणने सन्‌ ४४८ ई० में प्रारम्भ किया भर अपने 
सिक्‍कोंमें प्रयुक्त क्रिया । ( € ) हर्ष संवत्‌को महाराज 
हषवर्धतने भ्रपने राज्याभिषेककी स्मृतिमें ६०६ ई ० में 
प्रचारित किया। (qo) कालम्‌ अथवा मलाबार 
संवत्‌का आरम्भ परे fo से माना जाना है, जिसका 
प्रयोग चेर अथवा केरल के राजा करते थे | (११) 
नेपाली संवत्‌ का श्रारम्भ ८७६ ई० से माना जाता है । 
(१२) विक्रमांक चालुक्य संदत्‌को चालुक्य नरेश विक्रमांक 
(दे०) ने अपने राज्याभिषेक की स्मृतिमें सन्‌ १०७६ 
ई० में चलाया था। (१३) लक्ष्मण संवत्‌को बंगालके 
राजा लक्ष्मण सेनने १९६० ई० में प्रचलित किया था। 
(stron रचित वुक्त आफ इण्डियन एराज; Ho रा०ए० 
Ato १९१३, पृष्ठ ६२७; FIRMA लेख, Fo ए०, खंड 
२०, (१८९१) तथा बनर्जी० पृष्ठ ४६४५-७२) । 

संविधान सभा-दै०, भारतीय संविधान सभा! | 
संसदीय घोषणाएं-भारतके संवैधानिक विकासके विभिन्‍न 


चरणोंकी gas, जिनकी भ्रन्तिम परिणति स्वाधीनता- 
के रूप में हुई । प्रथम संसदीय घोषणा Yo श्रगस्त १६१७ 
ई० को तत्कालीन भारत-मंत्री एडविन माण्टेगू द्वारा हुई, 
जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकारकी नीति, 
जिससे भारत सरकार पूर्णतः ana है, यह है कि 
ब्रिटिशः साम्राज्यके अखंड भागके रूपमें भारतमें उत्तर- 
दायी शासनकी ऋमिक स्थापनाके उद्देश्यसे प्रशासन- 
की प्रत्येक शाखाें भारतीयोंको झधिकाधिक स्थान 
दिया जाय और स्वशासी संस्थाग्रोंका क्रमक विकास 
किया जाय। इस घोषणाके बाद १६१७-१८ fo 
माण्टेयेने भारतका दौरा किया और १९१६ ई० में 
ब्रिटिश सरकारने नया भारतीय शासन विधान पास 
कर दिया | इस संविधानके श्रन्तगंत adit ger 
शासन ( श्रांशिक उत्तरदायी सरकार तथा निर्वाचित 
विधानसभाएँ ) ait Beet भांशिक निर्वाचित केन्द्रीय 
विधान सभाकी स्थापना की गयी। इस प्रकार भारत- 
में संसदीय शासन-प्रणाली की शुरूप्रात हुई | 
दूसरी महत्त्वपूर्ण घोषणा अभ्रक्तूबर १६२६ ई० में 
हुई, जिसमें कहा गया कि भारत की संवैधानिक प्रगति- 
का स्वाभाविक लक्ष्य देशमें श्रोपनिवेशिक स्व॒राज्यकी 
स्थापना है। इस घोषणाके परिणामस्वरूप भारतीय 
शासन विधान, १६३५ fo स्वीकृत किया गया, जिसमें 
Reh संघीय उत्त रदायी शासन तथा प्रांतों में पूर्ण 
उत्तरदायी शासनकी स्थापनाकी व्यवस्था की गयी । 
तृतीय एवं अंतिम घोषणा ३ जून १६७४ Fo को 
तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान-मंत्री बलीमेंट एटलीने हाउस 
आफ कामन्समें की, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश 
सरकारने भारतीय जनताको यथासम्भव शोक्नातिशीघ्र 
सत्ता सौंप देने का निश्चय किया है। इस घोषणाके 
फलस्वरूप भारतीब स्वाधीनता श्रधिनियम (१६४७ ई०) 
बना जो १४ अगस्त १६४७ fo से लागू gar भौर 
भारतीय स्वाधीवताका कानूनी श्राधार बना । 

संसक्षत-हिन्दुप्रों की प्राचीन भाषा । इसका अपना विशाल 
साहित्य-मंडार है, जिसमें saat समस्त शाखाग्रोंपर 
रचना हुई है । इसका व्याकरण वैज्ञानिक श्राधारपर 
निर्मित है। संस्कृत प्राचीन भारतकी राजभाषा भी थी। 
यद्यपि अशोकने भ्रपने अ्भिलेखोंमें इसका प्रयोग नहीं 
किया, किन्तु बादके युगोंमें संस्क्ृतकी प्रधानता पुनः 
स्थापित हो गयी और भारतके कई विदेशी शासकोंने 
भी अ्रपनी उपलब्धियोंकों उत्कीर्ण करानेमें इसी भाषा- 
का प्रयोग किया। प्राचीन कालमें देशकी एकता बनाये 


Va bd 


¥Ro 


संस्कृत फालेज-सती प्रथा 





रखनेकी इस भाषामें महान्‌ शक्ति थी । mot दिन 
भी सम्पूर्ण देशके हिन्दुओंमें पूजा, उपासना और करमें- 
कांडोंके datt इसी देव-भ।षाका प्रयोग होता है। 
साधारणतया इसे देव-नागरी लिपिमें लिखा जाता है, 
किन्तु इसे भारतकी अन्य क्षेत्नीय लिपियोंमें भी लिखा 
और पढ़ा जाता है। भारतसे बाहर मलयद्वीप समूह, 
कम्बोडिया तथा अनाम आदि देशोंमें उपनिवेश स्थापित 
करनेवाले भारतीयोंने इसे समुद्रके पार भी प्रतिष्ठित 
किया, जहाँ स्थानीय शासकोंकी यशोगाथाओ्रोंकों भ्रंकित 
करनेके हेतु प्रभिलेखोंमें इसका प्रयोग gar है । 

संस्कृत कालेज-ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा सर्वप्रथम 
१७६४ ई० में वाराणसीमें संस्कृत कालेजकी स्थापना 
हुई | इसके बाद १८२० ई० में दूसरा संस्कृत कालेज 
कलकत्तामें स्थापित हुआ । 

सआदत अली-तवाब प्रासफउद्दोला (१७७५-१७ ६७ ई०)- 
का भाई | श्रासफउद्दौलाकी मृत्युके १ वर्ष वाद अंग्रेजोंने 
उसे अवधमें सिहासनासीन किया ate वह ques से 
१८१४ ई० तक भ्रवधका नवाब रहा। तत्कालीन गवनेर- 
जनरल लार्ड वेलेजलीने उसे नवाब बनानेके बाद ही 
जमान शाह (दे०) के झाक्रमणका झूठा भय दिखाकर 
अपने राज्यमें श्रंग्रेज पलटनोंकी संख्या बढ़ानेके लिए 
मजबूर किया | उसने उसका आधा राज्य यानी गंगा 
और यमुताका दोग्राब तथा रुहेलखंड हड़प लिया। अपने 
आधे राज्यसे ही उसे संतोष करना पड़ा । उसकी मृत्यु 
१८१४ ई०में Bh उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी 
गाजीउद्दीन हैदर था जिसने १८५१४ से १८२७ ई० तक 
राज्य किया। गाजीउद्दीन हैदरको तत्कालीन गवर्नर-जनरल 
are हेस्टिग्सके भ्रनुमोदनसे १८१६ fo में बादशाहका 
खिताब दिया गया, परन्तु इससे उसकी सत्ता पग्रथवा 
शक्तिमें किसी प्रकारकी वृद्धि नहीं हुई । 

सआदत खाँ-प्रारंभमें sagt मुगल सम्राट्का प्रान्तीय 
शासक भ्रथवा सूबेदार था, fg केन्रकी दुबंलताका लाभ 
उठाकर उसने १७२४ Fo TAH स्वतंत्र घोषित कर 
दिया। उसने श्रपनी मृत्यु (१७३६ ई०) तक भ्रवधपर 
स्वतंत्र रूपसे शासन किया | 

सचिव-प्राचीनकालमें इसका प्रयोग मंत्री rear परामश्श- 
दाताके लिए होता था । शिवाजी प्रथम (दे०) की शासन- 
व्यवस्थामें जो श्रष्ट प्रधान भ्रथवा आठ मंत्री थे उनमें 
सचिवका स्थान चौथा था । उसका कार्य राजाके समस्त 
पत्न-व्यवहार भौर राज्यके प्रत्येक महाल भ्रौर परगनेसे 
होनेवाली प्रायके लेखे-जोखेकी देखभाल करना था। 


सतलजके इस पारके राज्य-या fare राज्य सतलज 
और यमुना नदियोके बीचमें स्थित थे, जिनमें लगातार 
आ्रापसी युद्ध होते रहते थे । उसकी फूट और कमजोरीका 
फायदा उंठाकर १७८५ ई० के बाद महादजी शिन्देके 
नेतृत्वमें मराठोंने उनपर भ्रपना नियंत्रण स्थापित कर 
लिया । बादमें अंग्रेजोंने मराठोंको यहाँसे खदेड़ दिया 
और सतलजके इस पारके fara राज्योंको ग्रनोपचारिक 
रूपसे अपने संरक्षणमें ले लिया। महाराज रणजीतर्सिह- 
की शक्ति उस समय तेजीसे बढ़ रही थी । वह समस्त 
पंजाबको अपने शासनके wats संगठित करना चाहता 
art उसने कुछ fare सरदारोंके श्रनुरोधपर १८०६ 
AIT १८०७ SoH सतलज क्षेत्नपर धावा बोल दिया az 
लुधियानापर scat आराधिपत्य स्थापित कर लिया। 
रणजीतसिंहकी शक्ति ale सत्ताके इस विस्तारका कुछ 
fara राज्योंने विरोध किया तथा अ्रंग्रेजोंने भी इसे 
चिन्ताकी दृष्टिसे देखा । 

१८०६ ई०में अंग्रेजोंने डेविड भ्राक्टरलोनीके नेतृत्व- 
में इन राज्योंमें att फौजें भेज ahi woitafeg 
Riis ara ana संघर्षमें उलझना नहीं चाहता था, 
WA: उसने १८५०९ Lot अंग्रेजोंके साथ श्रमृतस रमें 
शान्ति-संधि कर ली भौर वे सतलजके TAT हट गये। 
इसके बाद ये राज्य निश्चित रूपसे भारतकी ब्रिटिश- 
सरका रके संरक्षणमें प्रा गये | ब्रिटिश सरकारने शीघ्र ही 
लुधियानामें श्रपनी फौंजें तैनात कर दीं | इस प्रकार 
सिक्‍खोंका कुछ क्षेत्र रणजीतर्सिह भौर कुछ अंग्रेजोंकी 
भ्रघीनता में भ्रा गया । 

सतारा-बम्बई प्रेसीडेन्सी (वर्तमान महाराष्ट्र) का एक 
नगर, पहले यह एक राज्य (रियासत) भी था | सतारा 
शाहूजीके वंशजोंकी राजधानी रहा, यद्यपि मराठा राज्य- 
की सत्ता पेशवाप्रोंके हाथोंमें जानेके फलस्वरूप यह उनके 
अधीन था । १८१८ ई०में पेशवा बाजीराव द्वितीयकी 
पराजयके उपरान्त अंग्रेजों ने इसे पुन: शभ्राश्रित राज्य 
बना दिया | १८४८ ई०में गोदप्रथाकी समाप्तिका सिद्धान्त 
लागू किये जानेके फलस्वरूप इसे श्रंग्रेजोंके भारतीय 
साम्राण्यमें मिला लिया गया । 

सतियपुत्र (सत्य पुत्र)-सम्राद्‌ श्रशोकके द्वितीय शिलालेखमें 
उसके साम्राज्यकी दक्षिणी सीमाओ्लॉपर सतियपुत्रोंके 
राज्यका उल्लेख हुआ है । इसकी निश्चित पहचान नहीं 
हो पायी है, किन्तु ag निश्चय ही केरल raat चेर (दे० ) 
राज्यके af] था | 

सतो प्रथा-इसके भ्रनुसार विधवा स्त्री अपने मृत पतिके 


dre 


सत्याग्रह आन्दोलन-सदाशिव 





साथ चितापर जलकर भस्म हो जाती थी। यह प्रथा 
afer युगमें ama थी, किन्तु उपरान्त इसका प्रचलन 
हुआ । महाभारतके अनुसार इसका प्रचलन प्राचीन 
राजपरिवारोंमें था । 

सिकन्दरके साथ oat हुए यूनानी लेखकोंने भी 
इसका उल्लेख किया है। सम्भवतः यह प्रथा राज-परि- 
वारोंसे सामान्य वर्गोमें फैली और मृसलमानोंके ग्राक्रमणों- 
के कारण इसका प्रचलन व्यापक VTS हो गया | मुगल 
सम्नाट्‌ श्रकबरने इसे रोकनेका श्रयास किया किन्तु वह 
अ्रसफल रहा । १८२६ FoF भारतके तत्कालीन गवर्नर- 
जनरल लार्ड विलयम वेन्टिगने श्रंग्रेजों द्वारा अधिकृत 
भारतीय क्षेत्र में इस प्रथापर रोक लगा दी, किन्तु पंजाबमें 
इसका प्रचलन रहा | वहाँ यह तभी समाप्त हो सकी जब 
१८४८ SoH पंजाबपर अ्रग्रेजोंका अधिकार हो गया । 

सत्याग्रह आन्दोलन-इसका सूत्रपात सर्व प्रथम महात्मा- 
गांधी (दे०) ने १८६४ Got दक्षिण भ्रफ्रीकामें किया । 
इसका अभिप्राय सामाजिक एवं राजनीतिक अन्यायोंको 
दूर करनेके लिए सत्य और अ्रहिंसापर ग्राधारित श्रात्मिक 
बलका प्रयोग था । यह एक प्रकारका निष्क्रिय प्रतिरोध 
था, जो व्यक्तिगत waar सामूहिक रूपसे कष्ट-सहन 
द्वारा विरोधीका हृदय परिवर्तन करनेमें सक्षम हो। दक्षिण 
अफ्रीकामें इस भ्रान्दोलनको श्रत्यधिक सफलता मिली । 
जनरल स्मट्सको प्रवासी भारतीयोंके श्रांदोलनका भ्रौचित्य 
स्वीकार करना पड़ा और भारतके वाइसराय लाडड- 
हाडिग्जने भी उनके ग्रति सहानुभूति प्रकट की, orca: 
इस श्रान्दोलनसे दक्षिण अ्रफ्रीकाके भारतीयोंकी aaa 
शिकायतें दूर हुईं । 

१६२० FoF राष्ट्रीय भ्रान्दोलनमें इसका प्रयोग 
भारतमें अंग्रेजी शासनके विरुद्ध भ्रहिसात्मक भ्रसहयोग 
आन्दोलनके रूपमें हुआ | तत्पश्चात्‌ इसका स्वरूप सविनय 
अवज्ञा भ्रान्दोलनमें परिवर्तित हो गया । निश्चय ही इस 
श्रान्दोलनने भारतीयोंको अंग्रेजी शासनका भ्रन्त करनेके 
लिए कृतसंकल्प feat इस प्रकार भारतकी स्वतंत्रता 
प्राप्तिमें इसका ठोस योगदान रहा है। 

सदर- मुगलकालीन शासन व्यवस्थाके TIT एक पद । इस 
पदपर नियुक्त कर्मचारी परगनेमें समस्त घामिक अनुदानों- 
का प्रबंध करता था । 

सदर दीवानी अदालत-इसकी स्थापना १७७२ ई० में वारेन 
हेटिग्सने कलकत्तामें की । इसका कार्य नीचेकी सभी 
दीवानी श्रदालतों द्वारा किये गये मुकदमोंके निर्णयोंकी 
अपीलपर विचार करना था । इसकी श्रध्यक्षता बंगाल 


४६१ 
कौंसिलका श्रध्येक्ष करता था और इसमें कौसिलके दो 
अन्य सदस्य भी होते थे । १७७३ Lo¥f रेग्यूलेटिंग ऐक्ट- 
के अनुसार जब कलकत्तामें उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम 
कोर्ट) की भी स्थापना हो गयो, तब सदर दीवानी 
अदालत और उच्चतम न्यायालयके बीच अ्रधिकार-द्षेत्र 
सम्बन्धी वियादोंको दूर करनेके लिए गवर्नर-जनरलने 
उच्चतम न्यायालयके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इस्पी- 
को ही सदरदीवानी श्रदालतंदा श्रध्यक्ष नियुक्त किया। 
हेस्टिग्सके इस प्रबन्ध की तीव्र श्रालोचना हुई, फलतः उसे 
अपने इस निर्णयको निरस्त करना पड़ा । 

दूसरी सदर दीवानी अ्रदालतकी स्थापना उत्तरी 
भारतमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा afaga भू-भागोंमें 
उत्तरोत्तर वृद्धि होनेसे १८५३१ ई०में इलाहाबादमें हुई । 
१८६१ ई०में कलकत्ता, बम्बई भर मद्रासमें उच्च- 
न्यायालयों (हाईकोर्ट) की स्थापना हुई, at सदर- 
दीवानी भ्रदालत और उच्चतम न्यायालयकों भी कलकत्ता- 
के उच्च न्यायालयमें सम्मिलित कर दिया गया। 
सदर निजामत अदालत-इसकी स्थापना १७७२ ईश्में 
arta हेस्टिग्स द्वारा कलकत्तामें की गयी । इस न्याया- 
लयका कार्य फौजदारीकी ऐसी अपीलोंपर पुनविचार 
करना था, जिनपर नीचेकी श्रदालतें और निम्न भ्रधिका- 
रीगण श्रपना निर्णय दे चुके हों। इस श्रदालतमें भारतीय 
न्यायाधीश ही थे किन्तु उनपर कॉंसिलके श्रध्यक्ष भोर 
सदस्योंका नियंत्रण रहता था। १७७४ ई०में सदर- 
निजामत अ्रदालतका स्थानान्तरण कलकत्तासे मुशिदाबाद 
करके उसे aaah gets रख दिया गया। १७६० FoF 
इसे पुनः कलकत्ता ले जाकर गवनंर-जनरलकी' कौंसिलके 
ही अधीन कर दिया गया । १८३१ ई०में कलकत्ताकी 
सदर निजामत श्रदालतको भी सदर दीवानी भ्रदालतकी 
भाँति वहाँके उच्चन्यायालयमें सम्मिलित कर दिया गया। 
सदरुस्सदर-समस्त मुगल साम्राज्यके धा्िक श्रनुदानोंका 
मुख्य अधिकारी । उसका कार्यालय राजधानीमें स्थित 
था भ्रौर wee स्थानोंपर नियुक्त सदर उसके अधीन थे । 
सदाशिव-विजयनगरके तृतीय राजवंशका भ्रंतिम शासक । 
उसने १५४२ से १५७० ई० तक राज्य feats वह 
कृष्णदेवरायका छोटा पुत्र था | उसके प्रल्पवयस्क होनेके 
कारण राज्यकी समस्त सत्ता रामराजाके (Fo) हाथोंमें 
रही । रामराजाकी परस्पर भेद नीतिके फलस्वरूप पांचों 
बहमनी सल्तनतें एक हो गयीं और उनके सम्मिलित 
आ्राक्रमणके फलस्वरूप १५६४५ ई०में वालीकोटका प्रसिद्ध 
युद्ध gar रामराजा पराजित हुआ और मारा गया। 


४६२ 


सद्ााशिब (राब) भाऊ-समुब्रगुप्त 





सदाशिव विजयनगर छोड़ कर UAT भाई तिरमलके 
संरक्षणमें पेनुगोण्डा भाग गया, परन्तु १५७० fo के 
लगभग तिरुमलने उसकी Beat कर दी और स्वयं सिद्दास- 
नासीन हुप्ना । 

सदाशिव (राव) भाऊ-पेशवा बालाजी बाजीराव (दे०) 
(१७४०-६१ fo) का चचेरा भाई | वह शासन-प्रबंध- 
में पदु था और मराठा सांम्राज्यका समस्त शासन भार 
पेशवाने setae छोड़ दिया था। उसने मराठोंकी 
विशाल सेनाकों यूरोपियन सेनाके ढंगपर व्यवस्थित 
किया | उसके पास इब्राहीम खाँ गर्दी नामक मुसलमान 
सेनानायकके ata विशाल तोपखाना भी था। इसी 
सैन्यबलके भ्राधारपर सदाशिव भाऊने हैदराबादके तिजाम 
सलावतजंग (दे०) को उदरगीर (दे०) के Bat हरा 
कर भारी सफलता प्राप्त की । इस थिजयसे उसकी 
प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गयी कि उसे शीघ्र ही पंजाब 
mai अ्हमदशाह्‌ weet (दे०) की बढ़ती हुई 
शक्तिको नष्ट कर मराठोंकी सत्ता स्थापित करनेके लिए 
भेजा गया। किन्तु सदाशिव कूटनीति एवं युद्ध-क्षेत् 
दोनोंमें विफल रहा । उसके दम्भी स्वभावके फलस्वरूप 
जाट लोग विमुख हो गये तथा राजपूतोंने भी सक्रिय 
सहयोग नहीं दिया । वह नवाब शुजाउद्दौला (दे०) को 
भी अपने cat नहीं कर सक्रा, हालांकि मुगल बादशाह- 
ने उसे अपना प्रतिनिधि बना रखा था। वह रणनीतिमें 
भी भ्रव्दालीसे मात खा wat) उसने भागे बढ़कर 
भ्ब्दालीकी फौजोंपर हमला करनेके बजाय cat उसके 
इमलेका इंतजार frat) इस ware उसकी विशाल 
Raat पानीपतके मैदानमें, जहाँ उसने श्रपनी मोचेंबंदी 
कर रखी थी, श्रन्दालीकी फोजोंने घेर लिया था। १५ 
जनवरी १७६१ ई०को सदाशिवने श्रसाधारण वीरता 
दिखायी, किन्तु वह मारा गया। इस युद्धमें पराजयसे 
मराठा शक्तिको गहरा धक्का लगा और इसी भ्राघातसे 
पेशवाकी भी मृत्यु हो गयी । 

er, सर तेजबहादुर-बीसवीं शताब्दीके पूर्वार्थवें उदार 
दल (लिबरल पार्टी) के ख्यातिलब्ध नेता। वे प्रयाग- 
निवासी प्रतिष्ठित वकील थे ate वाइसरायकी कायें- 
कारिणी समितिमें भी एक सत्न तक सदस्य रहे । 

सफ़दर अली-कर्नाठकके नवाब दोस्त अलीका पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी । दोस्त श्रलीकों मराठोंने १७४१ ईशमें 
मार डाला । सफदर झली भी थोड़े ही दिन नवाब रह 
सका, क्योंकि १७४२ ई०में चचेरे भाई ator भ्लीने 
उसका वध कर दिया । सफदर झभलीके बहनोई TT 


साहब (बे०) की नवाबीमें द्वितीय कर्नाटक-युद्ध (दे०) 
छिड़ा । 

झफ़दर जंग-प्रवधके प्रथम नवाब सश्रादत खाँकी बहिनका 
Gal यह अपने म््रमाकी मृत्युके उपरान्त श्रवधका 
नवाब FAT | तत्पश्चात्‌ मुगल सम्रादने उसे वजीर 
नियुक्त किया किस्तु मराठोंकः सहायतासे गाजीउद्दीनने 
उसे भ्रपदस्थ कर feat | सफदरजंग पुनः भ्रवध लौट 
श्राया फिर भी गाजीउद्दीतकी शत्रुताने उसका पीछा न 
छोड़ा । १७५३ ई०में गाजीउद्दीनने उसे पुनः परास्त 
किया site sat ही at सफदर जंगकी मृत्य्‌ हो गयी । 

सबातजंग-फारसी yt एक उपाधि, जिसका भ्र्थ 
‘aati भ्रनृभव-्राप्त! saat 'युद्ध-निपुण” होता है। 
नवाब मीरजाफरने न मुगल THER Tae 
क्लाइवको १७५७-६० Lo मध्य उक्त उपाधि प्रदान 
करायी at | ; 

समतट-प्रतापी गुप्त HE समुद्रगुप्त (Ro) के प्रयाग 
स्तम्भ लेखमें डवाकके साथ सीमावर्ती राज्यके रूपमें 
उल्लिखित। वहाँके तत्काीन शासकको ayaa 
कर-दान, श्राज्ञापालन और राजधानीमें आकर प्रणाम 
करनेके fag बाध्य किया । साधारणतया समतठ प्रदेश- 
का निर्धारण पूर्वी बंगाल saat बाँगला देशके समुंद्र- 
तटीय भू-भागोंसे किया गया है। इसकी राजधानी 
कदाचित्‌ कोमिल्लाके निकट बड़काभता नामक स्थानपर 
थी, जो wa बाँगला देशमें है । 

समुद्रगुप्त-स म्राट्‌ चन्द्रगुप्त प्रथमका Ga, उत्तराधिकारी 
तथा गुप्त वंशका द्वितीय सम्राट । उसके राज्यकालका 
निश्चयपूर्वक निर्धारण करना कठिन है। संभवतः उसने 
३३० से ३८० Fo तक राज्य किया | समुद्रगुप्त महान 
योद्धा और विजेता था । भशोक द्वारा स्थापित प्रयागके 
शिला-स्तम्भपर उसकी विजयगाथा उत्कीर्ण है। 
सर्वप्रथम उसने उत्तरी भारतमें श्रार्यावर्तके कई राजाओं 
का उन्मूलन किया । उसने समतट (पूर्वी बंगाल), डुवाक 
(नौगांव, श्रासाम), कामरूप, नेपाल, कर्तुपुर (गढ़वाल 
और जालन्धर) ; पूर्वी और मध्य पंजाब, मालवा तथा 
पश्चिमी भारतके गणराज्यों तथा करुषाणों और शकोंको 
अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करनेपर विवश किया। इसके 
उपरान्त एक विशाल सेन्यबर्ला लेकर उसने दिग्विजयके 
fare दक्षिणकी ओर प्रस्थान किया । 

दक्षिणापथ के जिन बारह राजाओंको उसने परास्त 

किया, उतके नाम क्रमशः निम्न प्रकार थे--कोशल 
झधवा दक्षिण कोशलक। महेन्द्र महाकान्तार भथवा 






सम्राज्ञी (मारतकी )-सरक्षार, सर जदुनाभ 
बिन्ध्याका व्याप्रराज, कोशल (पहचान नहीं हो सकी) 
का मन्टराज, पिष्टपुर (पीठापुरम्‌) का महेंन्द्रगिरि, 
कोट्टूर (कोदूर, मद्रास) का स्वामिदत्त, एरण्डपल्ल 
(संभवत: मद्रास प्रांतमें) का दमन, कांचीका विष्णुगोप, 
अवभुक्तका नीलराज, वेंगी (पेडु ait) का हत्तिवर्मा, 
पालक्क (नेल्लोर) का उग्रसेन, देवराष्ट्र (विजगापट्म 
जिला) का कुबेर ओर कुस्थलपुर (संभवतः उत्तरी 
sate ) का धनंजय | समुद्रगुप्तने इन राजाओंको परास्त 
करके उनकी श्री अथवा कोष-धन लेकर उन्हें पुनः उनके 
राज्यपदपर भ्रासीन किया | 

इन विजयोंके फलस्वरूप उसका साम्राज्य हिमालय- 
के पादभागसे लेकर दक्षिणमें नमंदा नदीतक और पूर्व॑में 
ब्रह्मपुत्रसे लेकर पश्चिममें यमुना और घचम्बल नदियों 
तक विस्तृत हो गया । इतने विशाल साम्राज्यकी स्थापना 
उसकी महान्‌ उपलब्धि थी। इसके उपलक्ष्यमें उसने 
seater यज्ञ किया था । शीघ्र ही उसकी कीति विदेशों 
तक फैल गयी । श्रीलंकाके तत्कालीन शासक मेधवमनि 
उसकी सेवामें दूतोंके द्वारा उपहार भेजें तथा श्री लंकासे 
भारत amar ale भिक्षुओके सुविधाथे बोधगयामें 
एक बिहार बनवानेकी अभ्रनुमति माँगी। समुद्रगुप्तने 
श्रीलंकाधिपतिका प्रतुरोध सहर्ष स्वीकार किया । 
समुद्रगुप्त केवल महान्‌ योद्धा और विजेता ही नहीं 

भा बल्कि बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति था ae पराजित 
राजाग्रोंके प्रति ana, विद्गवानोंका आझाश्रयदाता, सभी 
धर्मोंका संरक्षक, विद्वान, विद्यानुसंगी, शास्त्रममंज्ञ, 
संगीतज्ञ एवं महान कवि था | उसको भारतीय नेपोलियन- 
की उपाधि दी गयी है, किन्तु उसका व्यक्तित्व नेपो- 
लियनसे कहीं उच्च एवं महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि पराक्रम- 
के साथ-साथ उसमें सुसंस्कृत व्यक्तिकें सभी उच्च गुणोंका 
समावेश था। 

सम्नाज्ञी (भारतंकी)-एक उपाधि, जो १८७६ foi 
इंग्लैण्की महारानी विक्टोरियाको ब्रिटिश संसद 
( पालियामेण्ट ) द्वारा sara की गयी । १८५८ ईशमें 
ब्रिटिश सरकारने जब कम्पनीसे शासन-सत्ता ग्रहण की, 
तब भारतीय जनता और भारतीय राजाओोंको ब्रिटिश 
सिहासनके प्रति राजभक्त बनानेके उद्देश्यसे इंगल॑ण्डकी 
महारानीको यह पदवी प्रदात की गयी । 

सयाजी राव प्रथम-१७७१ से ques fo तक बड़ौदा 
रियासतका शासक | बड़ौदाकी गद्दीके लिए उनके भाइयोंने 
विरोध खड़ा किया और इस पारस्परिक संघर्षके फलस्व- 
रूप वहाँके शासन प्रबन्ध में भत्यधिक कु व्यवस्था फैल गयी। 





४६३ 





सयाजी राव द्वितीय (गायकवाड)-१८१६ fot १८४७ 
ई० तक बड़ोदाका शासक । 

सयाजी राव तृतीय (गायकवाड़)-१८७५ से १६३६ Fo 
तक बड़ौंदाका शासक रहा । जब वह नितानन्‍्त बालक 
था, तभी १८७४ SoH ist सरकारने मल्द्वार राव 
गायकवाड़को गद्दीसे हटाकर उसको सिंहासनाप्तीन किया । 
उसके शैशवकालमें सर टी० माधव wat राज्यका 
शासन-भार संभाला। वयस्क होतेपर सयाजी रावने 
राज्यका सारा प्रबंध भ्रपने हाथोंमें ले लिया । प्रशासकीय 
कुशलताके कारण उसकी गणना सबसे प्रतिभाशाली 
भारतीय नरेशके रूपमें की जाती है। उसके कुशल 
निर्देशनमें बड़ोदा समस्त देशी रियासतोंमें सबसे श्रधिक 
प्रगतिशील राज्य बन गया । उसने कई विख्यात भार- 
तीयोंको राज्यके सेवार्थ नियुक्त किया, जिसमें रमेशचन्तर 
दत्त, जो कुछ वर्षों तकः दीवान भी रहे, श्ररविन्द घोष, 
जो बड़ोदा कालेजके प्रधानाध्यापक थे, तथा सर क्ृष्णा- 
माचारी जैसोंके नाम उल्लेखनीय हैं। १६३६ Lot 
सयाजी राव तृतीयकी मृत्यु हुई । 

सरकार-शे रशाहके शासतकालकी सबसे छोटी प्रशासकीय 
इकाई । शेरशाहने भपने समस्त साम्राज्यको परगनोंमें 
विभक्त किया। aaa परगनोंकों मिलाकर सरकार 
(जिला) बनती थी, जहाँ सेना रहती थी । सम्राट 
अकबरने भी इस शासकीय इकाईको कायम रखा, किन्तु 
ऐसी कई इकाइयों भर्थात सरकारोंको मिलाकर उसने 
सूबोंका गठन किया। भ्रंग्रेजोंकी शासकीय व्यवस्भामें इन्हीं 
सरकारोंको जिलोंकी संज्ञा दी गयी । 

सरकार उत्तरी-कर्नाटक प्रदेशके एक जिलेका नाम। 
निजाम सलावतजंगने इसे फ्रांसीसियोंके नियंत्रणमें रख 
दिया था, पर १७४८ ईश्में अंग्रेजोंने इसपर शभ्रधिकार 
लिया । 

सरफार, सर जदुनाथ (4590-9987 ई०)-सुप्रसिद्ध 
इतिहासकार । वे बगालमें पैदा हुए भौर उनकी शिक्षा 
warmers प्रेसीडेन्सी कालेजमें हुई थी । उन्होने श्रध्यापन- 
को ही श्रपने जीवनका मार्ग चुना श्रौर भपने जीवनका 
अधिकांश भाग पटतामें इतिहासके ' प्राध्यापक पदपर 
झ्रासीन रह कर व्यतीत किया। १६२६ ई०से एक सत्र तक 
थे कलकत्ता विश्वविद्यालयके उपकुलपति भी रहे । 
उनकी क्ृतियोंमें शिवाजी, प्नौरंगजेबका जीवनचरित ate 
मुगल साम्राज्यका पतन (ait vast) विद्वत्समाजमें 
प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी विद्वत्ता श्रौर पाण्डित्य- 
से प्रभावित होकर प्मंग्रेज सरकारने उन्हें 'सर'की उपाधि 


La ls 4 


Ex 
प्रदान की थी । उनकी मृत्यु कलकत्तेमें १६९६१ ई० में हुई। 

सरगोली (सगोली) की संधि-द्वारा १८५१६ ई० में गोरखा 
प्रथवा ana युद्ध (दे०) की समाप्ति हुई। इस संधिके 
भ्रनुसार गो रखा दरबारने काठमाण्डूमें एक भ्र॑ग्रेज रेजीडेन्ट 
रखना स्वीकार कर लिया भौर उन्हें कु मायूं तथा गढ़वाल- 
के जिले श्रंग्रेजोंको देना पड़े । 

सरदार बल्‍लभ भाई पटेल-देखिये, 'बल्लभ भाई । 

सर दिनकर राव-१६ वी शताब्दीमें हुए गवालियरके 
महाराज सिन्धियाका दीवान । सिपाही-विद्रोहके समय 
दिनकर रावने सिन्धिया और उसकी सेनाको मंग्रेजोंदय भक्त 
बनाये रखा । इससे easier बहुत सुविधा प्राप्त हुई । 

सर पियरे कवागनरी-बज्रिटिश भारतीय सरकारका राजदूत, 
जिसे दूसरे श्रफगान-युद्ध (१८७८-८० fo) का पहला 
चरण समाप्त होनेपर कुरंम संधि (१८७६ ई०) के बाद 
काबुलमें नियुक्त किया गया। वह जुलाई १८७६ ई०में 
अपना पद संभालने काबुल पहुँचा, लेकिन छः सप्ताह 
बादही अमी रकी विद्रोही श्रफगान फौजोंने उसकी हत्या कर 
दी। इस इत्यसे शत्रुता फिर भड़क उठी और दूसरा 
अफगान-युद्ध एक वर्ष तक AT चलता रहा। 

सरफराज खाँ-तवाब मुशिदकुली खाँ (बे०) का दोहित, 
जो १७३६-४० ई०में बंगालका नवाब रहा । १७४०ई ०में 
वह अपने श्रधीनस्थ नायब अली वर्दी at द्वारा पराजित 
होकर मारा गया और झअलीवर्दी खाँ (दे०) बंगालका 
नवाब बना | 

wos, जान-ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेवामें नियुक्त एक 
नवयुवक लिपिक । वह जुलाई १७१५ ई०में बादशाह 
फरुंखशियर (दे०)के दरबारमें दृतमंडलको साथ लेकर 
गया, जिसमें एक श्रार्मीनियाई ख्वाजा सरहिंद तथा एक 
अंग्रेज एडवर्ड स्टीफेन्सन सम्मिलित था। हथबाकंर 
मंडलका सचिव था। ३० दिसम्बर १७१६ ई० को मुगल 
बादशाहने दूतमंडलको तीन फरमान प्रदान किये, जो 
बंगाल, हैदराबाद तथा अ्रहमदाबादके मुगल सूबेदारोंको 
सम्बोधित थे। इनके द्वारा कम्पनीको केवल तीन हजार 
रु० के वाधिक खिराजपर निःशुल्क व्यापार करनेका 
अधिकार दे दिया गया । इसके अतिरिक्त sea कई 
व्यापारिक सुविधाएँ भी प्रदान की गयीं। सरमैनने 
बादशाह फर्रुबशियरसे जो फरमान प्राप्त किया, वह 
इतना महत्त्वपूर्ण था कि उसे भारतमें ब्रिटिश व्यापारका 
मैग्ना चार्टा (अभ्रधिकार पत्र) कहा जाता gt 

सर विलियम जोन्स-(१७४६-६४)-एक प्रसिद्ध ब्रिटिश 
प्राच्यविद्याविद्‌ तथा न्‍्याय-मूर्ति । जन्म इंगलैंडमें। उन्होंने 


सरगौली (स्गीली) की reat (सगीली) की संधि-सर्वेस्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी 





प्रावसफ्रोडमें शिक्षा पायी तथा विविध यूरोपीय भाषाओं- 
के भ्रतिरिक्त श्ररबी, फारसी, यहूदी तथा चीनो भाषाएँ 
भी सीखीं । १७७० ई०में ही फारसीमें लिखित नादिर- 
शाहकी Mattar agate फ्रेंच भाषामें किया 1 १७७४ 
ई०में Sheet पास की और इंग्लैडके कानूनके कुछ 
पहलुग्नोंपर किताबें लिखीं, जिनकी काफी चर्चा हुई । 
१७८३ SoH वे कलकत्तामें सुप्रीमकोर्टके जज नियुक्त 
हुए Ae 'सर” की उपाधिसे विभूषित किये गये । 
बंगाल पहुँचते ही उन्होंने जनवरी १७८४ fot 
बंगाल एशियाटिक सोसाइटीकी स्थापना की और 
कलकत्तामें १७६४ fo, जीवनान्ततक उसके were 
रहे । सुप्रीमकोर्टके जजकी हैसियतसे वे शीघ्र इस 
बातकी श्रावश्यकता श्रनुभव करने लगे कि हिन्दुश्रोंके 
मामलोंका निर्णय करनेके लिए हिन्दू कानूनोंके ग्रंथ देखने 
चाहिए । इसके लिए उन्होंने संस्कृत सीखना शुरू किया 
और शीघ्र ही उस भाषापर इतना श्रधिकार कर लिया 
कि वे १७८५६ ई०में कालिदासके “शकुंतला” नाटकका 
अंग्रेजी श्रनुवाद करनेमें सफल हो गये ate उन्होंने aq 
संहिताका (स्मृति) का भी झ्रंग्रेजीमें भ्रनुवाद किया, जो 
१७६४ ई०में प्रकाशित हुआ । हितोपदेश (बे०) तथा 
गीतगोविन्द (दे०) का भी अंग्रेजी अनुवाद किया। 
साथही उन्होंने प्मंग्रेजीमें फारसी भाषाका व्याकरण 
(१७७१ ई०), मुसलिम उत्तराधिकार कानून तथा 
मुसलिम दायाधिकार कानून (१७८२)ई० नामक ग्रन्थोंकी 
भी रचना की । 
भारतमें फारसी भाषाके विद्वान्‌ तो बहुतसे ster 

हुए, परन्तु सर विलियम see पहलें' व्यक्ति थे जिन्होंने 
बड़ी निष्ठाके साथ संस्कृत भाषा सीखी और हिन्दुओंकी 
इस प्राचीन भाषा तथा साहित्यसे यूरोपीय विद्वानोंको 
पंरिचित कराया। उन्होंने इस art द्वारा एक प्रकारसे 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञानकी नींव डाली । 

सरहिन्द-सिक्‍्खोंके इतिहासमें ख्याति-प्राप्त पंजाबका एक 
नगर । 

सर्वसेन-वाकाटक THE प्रवरसेन प्रथमका द्वितीय पुत्र । 
सम्राट्ने वत्सगुल्म भ्रथवा वाशिय (आधुनिक बरार) का 
अधीनस्थ शासक नियुक्त किया और उसीके द्वारा वाकाटक 
रांजवंशकी वाशिय-शाखाकी नींव पड़ी | 

सर्वेज्ट्स आफ इण्डिया सोस।इटी-का संगठन गोपाल कृष्ण 
गोखलेने १६०४ ई०में किया । इसका उद्देश्य देश-सेवार्थ 
कर्मठ समाज-सेवियोंको प्रशिक्षण देना तथा भारतीय 
जनसमुदायके यथार्थ हितोंकी वैधानिक विधियोंसे उन्नति 


/ सर्वोच्च स्थायालय-सबिनय अवज्ञा आन्दोलन 


३० 


४६५ 





करना था। संस्थाके सदस्योंकों किसी न किसी प्रकारकी 
निःस्वार्थ देशसेवा करनेका प्रशिक्षण देकर उन्हें उसके योग्य 
बनाया जाता था। इसके प्रथम अध्यक्ष गोखले और 
उनके उत्तराधिकारी श्रीनिवास शास्त्रीने पूरे मद्रोयोगसे 
अपने आपको भारतकी राजनीतिक प्रगतिको तीब्रतर 
करनेमें लगा दिया । इस संस्थाके तीसरे विशिष्ट सदस्य 
तारायण मल्हार जोशीने जनजीवनके सुधार एवं शिक्षा 
प्रसारा्थ १६१२ ई०में बम्बईमें सामाजिक सेवा संघकी 
स्थापना की । 

जोशीने ही १६२० ई०में प्रखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 
कांग्रेसकी नींव डाली, किन्तु इसका झुकाव धीरे-धीरे 
साम्यवादकी ओर होनेके कारण जोशीको सर्वेच्ट्स श्राफ 
इंडिया सोसाइटीसे श्रलग होना पड़ा । 
सर्वेन्ट्स भ्राफ इंडिया सोसाइटीके चौथे उल्लेखनीय 

सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे। उन्होंने प्रयागमें 
सेवासमितिकी स्थापना की । एक अन्य पाँचवें सदस्य 
श्रीराम बाजपेयीने १६१४ ई०में सेवासमिति बालचर 
संघका संगठन किया, जिसका उद्देश्य भारतमें बालचर 
श्रान्दोलनका श्रीगणेश करता था । सर्वेन्ट्स आफ इंडिया 
सोसाइटीके इन पाँचों उल्लेखनीय सदस्योंके कार्यकलापों- 
से स्पष्ट है कि भारतमें राष्ट्रीय जीवतको विशिष्ट स्वरूप 
देनेमें इस संस्थाने महत्त्वपूर्ण योगदान किया है । 

सर्वोच्च न्यायाल्य-१६४६ ई०के भारतीय संविधान अधि- 
नियमके arate इसकी स्थापना की गयी तथा २६ 
जनवरी १६५० ई०को इसका कार्य प्रा रम्भ हुआ । भारत- 
का प्रधान न्यायाधीश (सर हरिलाल कानिया भारतका 
पहला प्रधान न्यायाधीश था) इसका अध्यक्ष होता है | 
इसकी सहायताके लिए कई अन्य न्यायाधीशोंकी. नियुक्ति 
की जाती है जो ६५ वर्षकी अवस्थातंक पदासीन रहते 
हैं । इस न्‍्यायालयमें सीधे मुकदमे भी दायर होते हैं और 
oma भी की जाती हैं। यह भारतकी सबसे बड़ी अपील 
झ्रदालत है और इसके निर्णयोंपर कोई भ्रपील नहीं की 
जा सकती । यह न्यायालय भारतीय संविधानमें निरूपित 
किप्ती मूलभूत भ्रधिकारका परिपालन करानेके लिए भी 
झादेश जारी कर सकता है। 

सलावतजंग-हैदराबादके शासक झासफूजाह निज्ञामुल 
मुल्कका तृतीय पुत्र । फ्रांसीसियोंकी सहायताँसे १७५१ 
इँ०में ag निजाम बना तथा दस वर्षोतक शासन करता 
रहा। प्रारम्भमें उसकी सत्ता फ्रांसीसी सैनिकोंके बलपर 
टिकी wet और फ्रांसीसी सेना-तायक बुसी उसके दरवारमें 
रहने लगा । सलावतजंगने फ्रांसीसी सैनिकोंपर होनेवाले 


व्ययके बदले उत्तरी-सरकारका जिला बुसीको दे रखा 
था । किन्तु १७४८.ई०में जब बुसीको हैदराबादसे वापस 
बुला लिया गया और फोडंके नेतृत्वमें श्रंग्रेज़ी सेनाने पूर्वी 
तटके WAT आकर मसुलीपट्टमपर अधिकार कर 
लिया तब सलावतगंज श्रंग्रेजोंसे मिल गया और उनकी 
सहायताके आश्वासनपर उत्तरी सरकारका जिला उतको 
सैनिक व्ययके लिए दे दिया। फिर भी १७६० Kot मराठों- 
ने उद्गीरके युद्धों सलावतजंगको बुरी तरह परास्त 
किया ate उसे maT राज्यके कई महत्त्वपूर्ण भू-भाग 
मराठोंको दे देने पड़े । इस घटनाके उपरान्त ही १७६१ 
में उसके भाई निजाम अलीने उसकी हत्या कर दी। 

सलीम fart, शेख-असिद्ध मुसलमान सूफी संत, जो 
श्रागराके निकट सीकरीकी सूखी चट्टानोंपर निवास करता 
था। बादशाह भ्रकबर पुत्॒की लालसासे उसके चरणों- 
पर जा गिरा । शेखने उसको तीन पुत्नोंका झ्राशीर्वाद 
दिया । यह भविष्य-वाणी सत्य सिद्ध हुई att भ्रकबरने 
अपने ज्येष्ठ gaat नाम शेखके नामपर सलीम 
रखा । अ्रकबरको विश्वास हो ग्रया कि शेखके चरणों- 
के निकटका स्थल उसके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा 
और इसी कारण उसने सीकरीमें एक भव्य मस्जिद तथा 
नये तगरका निर्माण कराया । उसने इस स्थलका नाम 
फतेहपुर सीकरी रखा te उसे ही भ्रपती राजधानी 
बनाया | 

सलीम, शाहजादा-प्रकबरके ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी- 
का प्रारम्भिक नाम । सिहासनपर doth उपरान्त उसने 
जहाँगीर (दे०)की उपाधि ग्रहण की तथा इसी नामसे 
विख्यात भी हुआ । 

सलीमा बेगम-बाबरकी gat और अभ्रकबरकी फूफी। 
१५५७-५८ fot उसका विवाह पहले बैरम aft 
साथ gata, किन्तु बैरम खाँके पतत और उसकी 
qa उपरान्त अकबरने स्वयं उससे विवाह कर 
लिया । वह भ्रकबरकी मृत्युके .बाद भी जीवित रही 
और उसका देहान्त १६१२ Kot हुआ । वह सुसंस्कृत 
महिला थी तथा अकबरके हरममें उसका विशिष्ट 
स्थान था । अकबर भर शाहजादा सलीमके प्रारम्भिक 
सम्बन्ध भ्रच्छे नथे परन्तु उसके प्रयाससे दोनोंमें 
१६०३ Kot मेल हो गया । 

सलीवान, लारेंस-ईस्ट इण्डिया कम्पनीका एक डाइरेक्टर 
तथा राबर्ट क्लाइव (दे०)का विरोधी । 

_स्विनय अवज्ञा आन्दोलन-ब्रिटिश साम्राज्यवादके विरुह 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाये गये जन-आंदोलन 


2 4 bis 
४६६ 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन-सहकारिता आन्दोलम 





मेंसे एक । १६२६ ई०तक भारतको ब्निठेनके इरादेपर शक 
होने लगा कि ag औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करनेकी 
अपनी घोषणापर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसने लाहौर भ्रधिवेशन (१६२६७)में घोषणा 
कर दी कि उसका लक्ष्य भारतके लिए पूर्ण स्वाधीनता 
प्राप्त करता है। महात्मा गांधीने अपती इस मांगपर 
जोर देनेके लिए ६ अप्रैल १६३० ई०को सविनय 
अ्वज्ञा श्रान्दोलन छेड़ा, जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट: 
प्रकारके गैरकानूनी कार्य सामूहिक रूपसे करके ब्रिटिश 
सरकारको झुका देना था । 

arpa जानबूझ कर तोड़नेकी इस नीतिका 
कार्यान्वयन भ्रौपचारिक रूपसे उस समय हुआ जब 
महात्मा गांधीने श्रपने कुछ चुने हुए श्रनुयायियोंके साथ 
'साबरमती श्राश्रम' से समुद्र तटपर स्थित डांडी नामक 
स्थान तक कूच किया और वहाँपर लागू नमक कानून- 
को तोड़ा । 

लिबरलों और मुसलमानोंके बहुत बड़े ait इस 
आन्दोलनमें भाग नहीं लिया, किन्तु देशका सामान्य जन 
इस आ्रांदोलनमें कूद पड़ा। हजारों नर-तारी और 
आबाल-बुद्ध salar तोड़नेके लिए सड़कोंपर प्रा 
गये । संपूर्ण देश गंभीर रूपसे श्रांदोलित हो उठा। 
ब्रिटिश सरकारने आंदोलनकों दबानेके लिए wert 
कदम उठाये और गांधीजी सहित भ्रनेक कांग्रेसी नेताग्रों 
व उनके समर्थकोंको sat डाल दिया। श्रान्दोलन- 
कारियों site सरकारी सिपाहियोंके बीच जगह-जगह 
जबरदस्त HAT हुए | शोलापुर जैसे स्थानोंपर औद्योगिक 
उपद्रव भौर कानपुर जैसे नगरोंमें साम्प्रदायिक दंगे 
भड़क उठे । द्विसाके इस विस्फोटसे गांधी जी चिन्तित 
हो गये । वे इस आन्दोलनको बिलकुल भ्रह्टिसक ढंगसे 
चलाना चाहते थे। सरकारने भी गांधी जी व भन्य 
कांग्रेसी नेताओंको रिहा कर दिया और वाइसराय लार्ड 
इरविन ote गांधी जीके बीच सीधी बातचीतका 
आयोजन करके समझौतेकी श्रभिलाषा प्रकट की। गांधी 
जी भौर लाडे इरविनमें समझौता gon, frat aria 
सविनय अवज्ञा भ्रान्दोलन वापस ले लिया गया। हिसाके 
दोषी लोगोंको छोड़कर आरांदोलनमें भाग लेनेवाले सभी 
बंदियोंको रिहा कर दिया गया और कांग्रेस गोलमेज 
सम्मेलनके दूसरे श्रधिवेशन (१६३१) में भाग लेनेको 
सहमत हो गयी। 

परन्तु गोलमेज सम्मेलनका यह भश्रधिवेशन भारतीयों- 
के लिए निराशाके साथ समाप्त हुआा। इंग्लेण्डसे 


were बाद तीन इफ्तोंके भ्रन्दर ही गांधीजीको 
गिरफ्तार कर जेलमें ga दिया गया ale कांग्रेसपर 
प्रतिबन्ध लगा दिया गया | इस काररवाईसे १६३२ Fo 
में सविनय अवज्ञा भ्रान्दोलन फिर भड़क उठा। झांदोलत- 
में भाग लेनेके लिए हजारों लोग फिर निकल पड़े, कितु 
ब्रिटिश सरकारने सविनय wast श्रान्दोलनोंके इस 
दूसरे चरणको वर्बरतापूर्वक कुचल दिया। श्रांदोलन तो 
कुचल दिया गया, लेकिन उसके पीछे छिपी विद्रोहकी 
भावना जीवित रही, जो १६४२ ई०में तीसरी बार 
फिर भड़क उठी। 

इस बार गांधीजीने ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध 'भारत 
छोड़ो meat छेड़ा। सरकारने फिर ताकतका 
इस्तेमाल किया ate गांधीजी सहित कांग्रेस कार्यसमिति- 
के सभी सदस्योंको कैद कर लिया ! इसके विरोध में 
देश at तोड़फोड़ और हिंसक श्रान्दोलन भड़क उठा। 
सरकारने गोलियाँ बरसायीं, सँकड़ों व्यक्ति मारे गये 
और करोड़ों रुपयेकी सम्पत्ति नष्ट हुई। यह श्रान्दोलन 
फिर दबा दिया गया, लेकिन इस बार यह निष्फल नहीं 
रहा । इसने ब्रिटिश सरकारकों ag दिखा दिया कि 
भारतकी जनता Ta उसकी सत्ताकों ठुकराने और उसकी 
aaah fag कमर कस चुकी है AIT उसपर काबू पाना 
aa मुश्किल है। सन्‌ ४२ में «अंग्रेजों', भारत छोड़ो'- 
काजो नारा गांधीजीने दिया था, उसके ठीक पांच वर्षों 
बाद अगस्त १६४७ में ब्रिटेवको भारत छोड़नेके लिए 
मजबूर होना पड़ा । 

सहकारिता आन्दोलन-मद्रासके एक सिविलियन (अ्रसैनिक 

भ्रधिकारी) फ्रेंडरिक निकल्सनके प्रस्तावपर श्रपने देशमें 
इसका aaa हुआ | निकल्सनकी सिफारिशपर सह- 
कारिता प्रणालीकी संभावनाग्रों श्ौर उपयोगिताका पता 
लगानेके लिए १६०१ ई०में एक समिति नियुक्त की 
wat) १६०४ ई०में एक कानून पास gar, जिसका 
उद्देश्य सूदखोर महाजनोंके फंदेसे बचाकर लोगोंको 
उचित दरोंपर रुपया उधार दिलानेके वास्ते शहर ate 
गाँवोंमें ऋण-समितियाँ गठित करना था | यहींसे भारत- 
में सहकारिता श्रांदोलनका श्रीगणेश माना जाता है। 
site ही इस आन्दोलनने हर प्रांतमें उल्लेखनीय प्रगति 
की। १९१२ ई०में प्रान्योलनका विस्तार HAR विचार- 
से सहकारिता कानूनमें संशोधन करके ऋण न देनेवाली 
सहकारी समितियों, tata वित्तीय समितियों atx 
संघोंको भी मान्यता दे दी गयी । 

१६१६ fos शासन विधानके weiter सहक़ारिता- 


५६.) 


साइमन कमीशन-सातवाहन RY 
को प्रांतीय विषय बवाकर उसे भारतीय मंत्रिणेंके जिम्मे 
कर दिया गया। शने:-श्नें: सहकारिता श्रांदोलनकी 
जड़ें जमने लगीं और कृषि ऋण समितियों, केन्द्रीय 
वित्तीय एजेन्सियों और प्रांतीय बेंकोंका गठन किया 
गया। कुछ प्रांतोंमें भूमि-बंधक adalat स्थापना हुई, 
जिनका उद्देश्य किसातोंको पुराने कर्ज चुकानेके लिए 
उनकी भूमि बंधक बनाकर दी्घकालिक ऋण देना है । 
१६२५ ई०के बाद अनाजों तथा श्रन्य फसलोंके मूल्योंमें 
भारी गिराब्रट श्रा maa सहकारिता श्रान्दोलनको 
गहरा धक्का लगा। दूसरे विश्वयुद्धके बाद यद्यपि 
कीमतें ऊपर चढ़ीं, लेकिन फिर भी यह आ्रान्दोलन 
आशानुरूप प्रगति नहीं कर सका । यदि उपभोक्ता बाण्डों, 
खासकर क्ृषि-उत्पादनोंकी खरीद-फरोख्त करने और 
मध्यमवर्गीय लोगोंको मकान बनानेकी सुविधाएँ प्रदान 
करनेकी दिशामें सहकारिता श्रांदोलनको saat किया 
जाय तो इसका काफी विस्तार हो सकता है। (जे० पी० 
नियोगी pat हिस्द्री आफ दि कोआपरेटिव qatiz इन 
इंडिया) 
साइसन ' कमीशन-इसकी नियुक्ति नवम्बर १६२७ Loi 
हुई और प्रध्यक्ष सर जॉन (उपरांत वाई काउंट) साइ- 
मनके नामपर उसका यह नाम पड़ा । इस कमीशनका 
उद्देश्य १९१६ ई०के भारतीय शासन-विधान की कार्ये- 
प्रणालीकी जाँच करके उसपर एक रिपोर्ट देना था। 
इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने तथा इसमें भारतीयोंको 
न सम्मिलित किये जानेका ata विरोध gat | भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसने इसके बहिष्कारका निश्चय किया, 
wera: जहाँ कहीं भी कमीशन गया वहाँ लोगोंने हड़ताल 
की । तत्कालीन अंग्रेज सरका रने इस अ्रहिसक श्रांदोलन- 
को तोड़नेके लिए हिंसाका सहारा लिया, जिससे जन- 
रोष उबल पड़ा । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने १६२६ Fo 
के लाहौर श्रधिवेशनमें अपना लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्नता 
घोषित किया । 
साइमन कमीशनकी रिपोर्ट मई १६३० FoF 
प्रकाशित हुई। इससे अत्यधिक निराशा फंली, क्‍योंकि 
उसमें केवल प्रान्तोंमें ही पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने- 
की संल्तुति की गयी थी car Feat va समयतक्‌. 
यथावतू श्रंग्रेज सरकारके नियंत्रणमें शासन-व्यवस्था 
चालू रखनेकी सिफारिश की गयी थी, जब तक ब्रिटिश 
भारत तथा देशी रियासतोंका एक संघ नहीं बन जाता 
arc जिसकी निकट भविष्यमें कोई आशा नहीं थी । 
राष्ट्रवादी भारतीयोंने कमीशनकी संस्तुतियकोको अस्वी- 


४६७ 





कार कर दिया । इसका कुछ प्रभाव १६३५ LoF 
भारतीय शासन-विधानपर पड़ा, जिनमें ब्रिटिश भारत 
और देशी रियासतोंके एक संघका प्राविधान किया गया। 
संघीय संविधानकी ag परिकल्पना १६४७ fot देशके 
स्वतंत्न होनेपर भारतीय गणतन्त्रके संविधानमें साकार 
हुई । 

साइरस (HAT अथवा क्रस)-फारसका बादशाह (५५८ 
से ५३० Carga) कहा जाता है कि उसने गदरोशिया 
या बलूचिस्तानके रास्ते भारतपर चढ़ाई की, किन्तु भ्रस- 
फल रहा | बताया जाता है उसने प्राचीन नगर कपिशा- 
को ध्वस्त किया था जो आधुनिक अफगानिस्तानमें स्थित 
है । यह भी कहा जाता है कि उस समय काबुल नदीकी 
wat बसे कुछ भारतीय गणराजाओ्रोंसे उसने कर 
वसूल किया । 

सातकणि प्रथम-सातवाहन वंशका तीसरा शासक तथा 
Sua पुत्र | कुछ विद्वान्‌ उसे सिन्‍्धुक sear सिभुक- 
का पुत्र भी मानते हैं। उसने सम्पूर्ण दक्षिण तथा पूर्वी 
मालवाके भू-भागोंपर राज्य किया । यद्यपि उसकी शक्ति 
एवं सत्ताको एक बार खारवेल (दे०) ते चुनौती दी 
थी, फिर भी उसने arate यज्ञ किया। इस वंशका 
ae इतना प्रतापशाली शासक सिद्ध हुआ कि उसके 
उपरान्तके कई उत्तराधिकारी शासकोंने उसीके नाम 
(सातकाण ) का विरुद धारण किया । 

सातवाहन बंश-आंध्र (गोदावरी और कृष्णा नदियोंकी 
घाटी) में सिभुक शथवा सिन्धुक नामक व्यक्तिने लगभग 
६० ई०पु०ऐें प्रचलित किया । सिभुकका of निवास- 
स्थान मद्रास प्रान्तमें स्थित बेलारीके निकट था, जहाँ 
सातवाहँनोंकी एक बस्ती थी | aa: यह राजवंश आंध्र 
वंश और सातवाहन वंशके दो नामोंसे विख्यात है। इसके 
प्रारम्भ होनेका संवत्‌ , राजाप्रोंकी संख्या तथा उनका 
कुल राज्यकाल प्रादि प्रश्न wea विवादग्रस्त' हैं। 
साधारणतया मान्य पौराणिक शभ्राख्यानोंके प्रनुसार सात- 
वाहन वंशका भ्रारम्भ सिभुकने शुंग काण्वों (दे०) की सत्ता 
नष्ट करनेके पश्चात्‌ किया | उसके AMA प्राय: ३० शासक : 
हुए, जिन्होंने लगभग ४०० वर्षोतक राज्य किया | 

सिभुकका राज्यकाल लगभग ६० Looe ३७ Fo 

Jo तक माना जाता है। उसके उपरान्त उसका भाई 
कृष्ण और कृष्णके उपरान्त उसका पुत्र TAHT प्रथम 
शासक हुए। तीसरा शासक (सातकर्णि प्रथम) ही 
सातवाहन वंशकी शक्ति एवं सत्ताका मूल संस्थापक था। 
ae खारवेलका समकालीन था, जिसने सातकर्णिकी 


Vea 


argent at. साम्प्रदायिक निर्णय 





शक्तिकी उपेक्षा की । किन्तु यह श्राघात भ्रल्पकालिक 
सिद्ध हुआ होगा क्‍योंकि सातकाणि (प्रथम) ने भ्रश्वमेध 
यज्ञ किया और इसके द्वारा समस्त दक्षिण भारतपर 
अपनी सावंभौम सत्ता स्थापित की । उसकी राजधानी 
गोदावरी नदीके तठपर प्रतिष्ठान (आ्राधुनिक पैठन) 
नामक नगरी थी | उसकी महत्ता इसीसे स्पष्ट है कि 
उसके वंशजोंने सातकर्णिका विरुद घारण किया । 
सातकर्णि प्रथमकी मृत्युके कुछ समय उपरान्त 
शकोंके आक्रमणोंके फलस्वरूप सातवाहनोंकी' शक्तिमें 
Ba होने लगा और महाराष्ट्रमें शक क्षत्रप वंशका 
शासन शुरू हुआ, जो साधारणतया पश्चिमी क्षत्रप वंश 
कहा जाता है। किन्तु सातवाहन वंशके Shae शासक 
राजा गौतमी पुत्र श्रीसातर्काण (दे०) ने पश्चिमी क्षत्रपों- 
की शक्तिको नष्ट करके पुनः अपने वंशकी शक्ति, समृद्धि 
ate सत्ता दक्षिण भारतमें स्थापित की । उसके पुत्र 
और उत्तराधिकारी राजा वासिष्ठी पुत्र पुलुभाविने 
उज्जैनके शक महाक्षत्रप रुद्रदामा प्रथमकी पुत्नीसे विवाह 
किया, किन्तु उसके wage रुद्रदामाने उससे ag समस्त 
art छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपोंकों परा- 
जित करके जीता था। सातवाहन वंशके सत्ताइसवें 
शासक यज्ञ श्री (सातर्क़ण) ने उज्जयिनीके क्षत्रपोंसे 
उन भू-भागोंमेंसे Foal पुनः अपने अभ्रधिकारमें करके 
अ्रपनी वंशकीति पुनः स्थापित की । 
यज्ञश्नीने कई प्रकारकी मुद्राएँ (सिक्के) चलायीं, 
जिनमेंसे कुछपर जलपोत भी अंकित है। इससे प्रतीत 
होता है कि उसका साम्राज्य समुद्रोंतक विस्तृत था । 
सातवाहन वंशका वह afar महान्‌ शासक था । अंतिम 
तीन शासक क्रमशः विजय, watt और पुलुमावि थे । 
सातवाहन aah पतनके कारण निश्चयपूर्वक ज्ञात 
नहीं हैं। इस वंशके सभी शासक हिन्दू धर्मके कट्टर 
श्रनुयायी थे । उन्होंने वैदिक यज्ञों श्रौर समाजमें वर्णा- 
श्रम व्यवस्थाको प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी श्राक्रमक 
यवनों और शकोंसे संघर्ष करते रहे । फिर भी उनका 
धार्मिक दृष्टिकोण उदार था और उन्होंने बौद्ध तथा 
जैन विहारों तथा उपाश्रयोंकों प्रभूत अनुदान दिये । 
उनके शासनकालमें वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं 
अन्य उद्योगोंको विशेष प्रोत्साहन मिला तथा सोने, चाँदी 
झौर ताँबेकी मुद्राओंका उनके शासन-कालमें विशेष 
प्रचलन gat 
egret खाँ-मुगल सम्राट शाहजहाँ (दे०) का वजीर। 
शाहजादा औरंगजेब (दे०) के साथ उसने कन्दहार दुर्ग 


के पहले और दूसरे घेरेमें भाग लिया; पर दुग्गंपर 
श्रधिकार करनेमें सफलता न मिली। १६४५४ Sot 
उसकी मृत्यु हो गयी । 

सामवेद-चार वेदोंमेंसे एक। aaah उपरान्त इसीकी 
रचना हुईं मानी जाती है। इस aah कुल १५४९६ 
mad हैं, जितमेंसे ७५ को छोड़कर सभी करग्वेद 
संहितासे उद्धृत हैं। सामवेदकी ऋचाओ्रोंका गान विविध 
वैदिक यज्ञोंके अवसरपर होता था । सामवेदसे संबंधित 
पंचविश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण हैं। सामवेदकी 
उपनिषद्‌ छान्दोग्य अ्रति प्राचीन मानी जाती है भौर 
केन उपनिषद्‌ जैमिनीय ब्राह्मणका एक भाग है। 

सायूगढ़का युद्ध-आरगरासे लगभग ८ मीलकी दूरीपर रोग- 
ग्रस्त सम्राट्‌ शाहजहाँके पुत्र दाराशिकोह और उसके दो 
छोटे भाइयों, औरंगजेब तथा मुरादकी समर्थक सेनाभोंमें 
२६ मई १६५८ ई०को सिंहासनके लिए हुआ । इस 
भाग्यनिर्णायक युद्धमें दाराकी पूर्णतः पराजय हुई भर 
विजयी औरंगजेब तथा मुरादने युद्धक्षे्रसे प्रयाण कर 
आगराके किलेपर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दारा- 
की ग्रपने पिताके हासनको प्राप्त करनेकी समस्त 
आशाएँ घूलमें मिल गयीं । 

साम्प्रदायिक निर्णय (कम्युनल एवार्ड )-४ भ्रगस्त १६३२ 
ई० को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री tat मेकडोनालड द्वारा 
दिया गया। इसी निर्णयके भ्राधारपर नया भारतीय शासन- 
विधान बननेवाला था, जिसपर उस समय dant 
गोलमेज़ सम्मेलनमें विचार-विमर्श चल रहा था भर 
जो बादको १६३५ई०में पास हुआ । साम्प्रदायिक निर्णय 
१६०६ई०के भारतीय शासन-विघानमें निहित साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्वके सिद्धान्तपर श्राधारित था। १९६०६ Sot 
जब यह स्पष्ट हो गया कि देशके प्रशासनमें भारतीयोंकों 
अ्रधिक प्रतिनिधित्व देनेके लिए प्रचलित शासनविधानमें 
शीघ्र संशोधन किया जायगा, तब भारत स्थित कुछ 
अंग्रेज भ्रधिकारियोंने वाइसराय लार्ड मिण्टो द्वितीयकी 
साठ-गांठसे मुसलमानोंको प्रेरित किया कि वे हिज हाईनेस 
सर आगा ath नेतृत्वमें एक प्रतिनिधि-मण्डल वाइस रायके 
पास ले जायें । 

इस प्रतितिधिमण्डलने वाइसरायसे भ्रनुरोध किया 

कि मुसलमानोंके हितोंकी रक्षा श्रौर उनके समुचित 
प्रतिनिधित्॒के लिए उनके area खासतौरसे भ्रलग 


. निर्वाचनक्षेत्र बनाये mt) इन लोगोंने अ्रपनी मांग- 


का कारण यह बताया कि भारतमें भ्रधिकतर मुसलमान 
बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिसकी वजहसे. वे सम्पत्ति 


’y 6 


सास्प्रदायिक निर्णय-सालवाईकी afer 


४६६ 





सम्बन्धी भ्रहंताओ्रोंके आधारपर तैयार की गयी मतदाता 
सूचीमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं पा सकेंगे। वाइस राय मिण्टो 
भारतमें, खासकर बंगालमें बढ़ती हुई राष्ट्रीयताकी लहर- 
को दबानेके लिए कोई न कोई उपाय खोज रहा aT | 
उसने सोचा हिन्दू और म्‌सलमानोंमें फूट पैदा कर देना 
सरकारके लिए लाभदायक होगा। edt नियतसे लाई 
मिण्टो ट्वितीयकी सरकारने मुसलमानोंकी माँग फौरन 
मान ली और १६०६ ई० के भारतीय शासन-विधानमें 
इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिलके निर्वाचनके लिए छह 
विशेष मुस्लिम जमींदार निर्वाचन क्षेत्रोंकी व्यवस्था 
की। प्रांतोंक लिए भी इसी तरह अलग निर्वाचन क्षेत्र 
बनाये गये । 

अंग्रेजोंका यह कदम षड्यंत्नसे भरा हुआ था और 
इसे ठीक ही “पाकिस्तानका बीजारोपण' कहा गया है। 
sacar गुप्त समर्थन पाकर मुसलमानों की पृथक्‌ 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी माँग भ्रानेवाले वर्षों्में जोर 
पकड़ती गयी atte इसे स्वीकार कर लिया गया 1 तीसरे 
देशकमें भारतीय शासनविधानमें जब संशोधन किये जाने- 
वाले थे साम्प्रदायिकताके भ्राधार॒पर विशेष प्रतिनिधित्व 
देनेकी माँग न केवल मुसलमानों वरन्‌ सिख, ईसाई, 
जैन, पारत्ती और जनजातियोंकी तरफसे भी उठायी गयी। 
भारतीयोंकी एकताकों ase करनेवाली यह फूट उस 
समय सामने ot गयी | भारतीय भ्रापसमें कोई समझौता 
न कर सके । 

लंदनमें इस प्रश्नपर विचार करनेके लिए लगातार 
तीन Tata सम्मेलन हुए, जिनका कोई नतीजा नहीं 
निकला। ऐसी स्थितिमें ब्विटेनके प्रधानमन्त्री रैमजे- 
मैकडोतालडको “फूट डालो श्रौर शासन करो के सिद्धांत- 
को कार्यरूपमें परिणत करनेका उत्तम अ्रवसर मिल 
गया। उसने ४ अ्रगस्त १६३२ ई० को “साम्प्रदायिक 
निर्णय” घोषित किया ag पंच-फैसला नहीं, भारतीय 
जनतापर थोपा गया आदेश था, क्योंकि कांग्रेसने इसके 
लिए कभी माँग नहीं की थी। इस निर्णयमें भारतीयों- 
में न केवल धर्म, वरन्‌ जातिके प्राधारपर भी विभाज॑न- 
को मान्यता दी गयी और हिन्दुओंके दलित वर्गोंको भी 
पृथक्‌ प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यह व्यवस्था 
भ्रत्यन्त शरारतपूर्ण थी, क्योंकि इसका उद्देश्य हिन्दुप्नोंको 
हमेशाके लिए दो टुकड़ों में बाँठ देना था । 

महात्मा गांधीने इस निर्णयके विरुद्ध जब श्रामरण 
saat किया तब २४ सितम्बर १६३२ ई० को Gat 
पैक्ट ( समझौता ) के द्वारा उसमें संशोधन किया गया । 


इसके ata दलित वर्गोंको हिन्दुप्नोंका अभिन्न अंग 
माना गया, लेकिन फिर भी देशके विधानमण्डलोंमें उन्हें 
सामान्य तथा विशिष्ट दोनों प्रकारका प्रतिनिधित्व प्रदाव 
किया गया । साम्प्रदायिक निर्णयने जहाँ विभिन्‍न राज्य 
विधानमण्डलोंमें दलित ante लिए ७३ सीटें श्रावंटित 
कीं, वहां gar पैक्टने उन्हें केन्द्रीय विधानमण्डलमें १४८ 
विशिष्ट ME और १८ प्रतिशत सामान्‍य He wafer 
कीं । मुसलमानोंकी सीटें अपरिवर्तित रहीं | इस प्रकार 
भारतीय निश्चित रूपसे दो समुदायोंमें de गये और 
उसका परिणाम अंततः ag निकला कि १६४७ ई० में 
भारतका विभाजन करना पड़ा। (जे०मोलें कृत 'रिफले- 
क्शन्स', एम० एन० दास Sa “इंडिया अंडर Ale एण्ड 
मिण्टो”-पांचदां अध्याय) 

सायण-चारों वेदोंका सर्वाधिक प्रसिद्ध मध्यकालीन भाष्य- 
कार। वह महान्‌ राजनीतिज्ञ भी था श्रौर विजेयनगरके 
शासक हरिहर द्वितीयका मन्त्री भी रहा। उसकी मृत्यु 
१३८७ ई० में हुई। 

सारनाथ-व्राराणसीके निकट स्थित बौद्धोंका पवित्र तीथ्थे- 
स्थान। गौतम बुद्धने श्रपता धर्मचक्र प्रवर्तेत सारनाथमें ही 
किया था। उपरान्त सम्राद अशोकने उसी स्थलपर 
स्मारक ST उस भव्य प्रस्तरस्तम्भकी स्थापना की 
जिसका प्रसिद्ध सिंह शीर्ष अशोक-कालीन कलाका afe- 
तीय उदाहरण है और भारत सरकारने उसे ही अपने 
राजचिह्के रूपमें ग्रपनाया है। सारनाथमें अनेक बौद्ध 
बिहारों तथा स्तूपोंके ध्वंसावशेष, विभिन्‍न देशोंके भर 
धर्मोके मन्दिर हैं और अनेक कलाक्ृतियाँ वहाँके संग्रहा- 
लयमें संगृहीत हैं । 

सार्वजनिक निर्माण विभाग-इसकी स्थापना गवनेर-जनरल 
लार्ड डलहौजी (१८४८-५६ई० )ने की । उसने ब्रिटिश 
भारतीय साम्राज्यके श्रन्दर सभी निर्माण art ak 
सड़कोंकी मरम्मतका कार्य इसके जिम्मे कर दिया । 

सालबाईकी संधि-मई १७८२० में ईस्ट इंडिया कम्पनी 
और मोहादजीं शिन्देके बीच हुईं। फरवरी १७८५३ ईशमें 
पेशवाकी सरकारने इसकी पुष्टि कर दी। इसके फल- 
स्वरूप १७७५ Fo से चला Al रहा प्रथम मराठा-युद्ध 
समाप्त हो गया । सन्धिकी wath अनुसार साष्टी arg 
अंग्रेजोंके श्रधिकारमें ही रहा, परन्तु उन्होंने राघोवा 
(दे०)का पक्ष लेना छोड़ दिया और मराठा सरकारने 
इसे पेंशन देना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजोंने माधवराव- 
नारायणको पेशवा मान लिया और यमुना नदीके पश्चिम- 
का समस्त भू-भाग शिन्देको छोटा दिया। भंग्रेजों भोर 


ao 


Veo 
मराठोंमें यह efa २० वर्षो तक शाल्तिपृर्वकं चलती 
रही, पर इससे अंग्रेजोंकोी ही विशेष लाभ हुआ; क्योंकि 
अब उन्हें टीपू सुल्तान सदृश अन्य शब्ुओंसे निश्चिन्तता- 
पूर्वक निपटने तथा अपनी शक्ति एवं. स्थिति सुदृढ़ करनेका 
अवसर मिल गया | 

सालारजंग, सर (१८२९-८३)-१८५७ ई० के सिपाही- 
विद्रोहके दिनोंमें हैदराबादके निजामका प्रधानमन्त्री, जो 
विद्रोहके कालमें अंग्रेज सरकारका पूर्ण भक्त रहा | इसीके 
फलस्वरूप उसे सरकार द्वारा 'सरकी उपाधि प्रदान 
gel सालारजंग कुशल प्रशासक भी था और उसने 
निजामकी शासन-व्यवस्थामें ata सुधार किये । हैदरा- 
बादमें 'सालारगंज संग्रहालय” दर्शनीय है frat विविध 
प्रकारकी प्राचीन वस्तुएं संगृहीत हैं । 

area तिम्म-विजयनगरके शासक कृष्णदेव राय (१५० ३- 
३०)का मंत्री और सेनापति । कृष्णदेव रायदी सफलता- 
में सालुव तिम्मकी नीति-कुशलता और रणचातुरीका 
बड़ा हाथ था। वह रामराजा (रामराय) (दे०)का पिता 
था जो १५६५ Soh तालीकोटके युद्धमें मारा गया था। 
area तिम्म विद्वान्‌ , और लेखक भी था। उसने बाल 
भारत (दे०) नामक महाकाव्यपर मनोहर! (दे०) 
नामक टीकाकी रचना की थी । 

area नरसिह-विजयनगरके सालुब श्रथवा द्वितीय राज- 
amar संस्थापक तथा प्रथम शासक । नरसिंह विजय- 
नगरेके अधीनस्थ चन्द्रशरिका अधितायक था। वह 
संगम अथवा प्रथम राजवंशके श्रंतिम शासक प्रौढ़देवके 
कालमें उच्च पदाधिकारी था। बहमनी वंशके सुल्तान 
और उंड़ीसाके mana सेनाओंसे निजयतगर राज्यकी 
रक्षा करनेमें प्रौढ़देवको भ्रसमर्थ देखकर नर्रातहने saat 
अपदस्थ कर दिया और स्वयं सिंहासनासीन हो गया । 
उसने उड़ीसाके राजा और बहमनी सुल्तान द्वारा विजय- 
नगरके अधिकृत भू-भागोंमेंसे अ्रधिकांशकों पुनः जीत 
लिया । aga नरसिह दो पुत्रोंको भ्रपने विश्वासपात्र 
सेनापति नरेश नायकके संरक्षणमें छोड़कर १४६०-६१ 
So परछोकगामी हुआ । 

area वृंश-विजयनगरका द्वितीय राजवंश । इसका शासन- 
काल अनुमानतः १४८६ से १५०३ Fo तक रहा | इसका 
प्रारम्भ लगभग १४८६ Lot चन्द्रगिरिके नायक सालुब 
नरसिंहने तत्कालीन wate शासक प्रौढ़देवको सिंहासनच्युत 
करके किया था। प्रौढ़देवके साथ ही विजयनगरके प्रथम 
अथवा संगम राजवंशका अन्त हो गया | सालुब नरसिहके 
अतिरिक्त इस वंशमें इम्मादी नरसिंह नामक केवल एक 


सालारजंग, सर-सिंघण 
और शासक gat, जिसे लगभग १५०४ Got तुलुवके 
नरसा नरेश नायकके पुत्र बोर नरसिहने अपदस्थ 
कर fears 
सावरकर, विनायक दामोदर ( १८८३-१९६६ )-अंग्रेजी 
सत्ताके fea भारतकी स्वतंत्नताके लिए dad करने- 
वाले विनायक दामोदर सावरकर साधारणतथा वीर 
सावरकरके नामसे विख्यात थे। १६४० Lot उन्होंने 
पूनामें अभिनव भारती” नामक एक ऐसे क्रांतिकारी 
संगठनकी स्थापना की, जिसका उद्देश्य श्रावश्यकता 
पड़नेपर बल-प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 
जब वे विलायतमें कानूनकी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, 
तभी १९१० ई०में एक ह॒त्याकांडम सहयोग BH श्रभि- 
योगमें बन्दी बना लिये गये ate विचाराधीन कैदीके रूप- 
में एक जहाज द्वारा भारत रवाता कर दिये गये । TST 
फ्रांसके मार्लेलीज़ बन्दरगाहके समीप जहाजसे वे समुद्रमें 
कूदकर भाग निकले, Paeg पुनः पकड़े गये और भारत 
लाये गये । यहाँ एक विशेष न्यायालय द्वारा उनके अभि- 
योगकी सुनवाई हुई AIT उन्हें श्राजीवत कालेपानीकी 
दुहरी सजा मिली। १६३७ ईगमें उन्हें मुक्त कर दिया 
गया, परन्तु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकों उतका समर्थन 
न प्राप्त हो सका और १६४८ ई०में महात्मा गांधीकी 
ह॒त्यामें उनका हाथ होनेका संदेह किया गया । बादमें 


. वे निर्दोष सिद्ध हुए और उन्होंने राजनीतिसे संन्यास ले 





लिया। उन्होंने अ्रनेक अ्ंंथोंकी रचना की, जिनमें 'भारतीय 
स्वातंत्य युद्ध ,'मेरा श्राजीवन कारावास! और “अण्डमान- 
की प्रतिध्वनियाँ' (सभी अंग्रेजीमें) अधिक प्रसिद्ध हैं। 

साष्टी-अम्बईके उत्तर एक द्वीप, जिसका क्षेत्रफल २४१ 
वर्गमील है। अब यह द्वीप बम्बई नगरसे पुल तथा 
सड़कों द्वारा पूर्ण रूपसे जुड़ गया है । साष्टीके प्राचीन 
गुहा-मन्दिर और भग्नावशेष दर्शनीय हैं । प्रथम मराठा- 
युद्ध प्रारम्भ होनेपर श्ंग्रेजोंने १७७५ ई ०में साष्टी (Zo) 
पर अ्रधिकार कर लिया और १७८३ ई०की साल्वाईकी 
संधिक्रे श्ननुसार यह द्वीप अंग्रेजोंको दे दिया गया | 

सि-कुषाण सम्राट्‌ कथफिश द्वितीय (दे०)का राज प्रति- 
निधि । उसने पामीर पार करके चीनपर आक्रमण 
किया, किन्तु पराजित हो गया | 

सिघण-देवगिरिक्रे यादव वंशका सबसे शक्तिशाली शासक । 
१३ वीं शताब्दीके प्रारंभमें अपने पिता जैतुगी (Gaara) 
के उपरांत वह शासक YAT तथा १२४६ ई० मृत्युपर्येन्त 
राज्य किया। उसने चारों दिशाश्रोंमें विजय यात्राएँ 
a उसके राज्यमें मध्य तथा पश्चिमी दक्षिणापथके 


dl 


fag विष्ण, पल्लव-सिकन्दर महान 
समस्त भू-भाग थे । वह साहित्य तथा कलाका भी महान्‌ 
पोषक था । उसके श्राश्चित विद्वान्‌ agave संगीतपर 
'संगीत रत्नाकरों नामक ग्रंथ लिखा, जिसपर स्वयं 
सिंघणने एंक. टीका लिखी । उसने भास्कराचार्य द्वारा 
रचित 'सिद्धान्तशिरोमणि! तथा ज्योतिष संबंधी अन्य 
aah प्रध्ययतके लिए एव विद्यालयकी स्थापना की । 

fag विष्णु, पल्लब-कांचीके पललव वंशका प्रारंभिक शासक | 
उसने wat शताब्दी ई०के अंतिम चरणमें राज्य किया । 
अभिलेखोंके अनुसार उसने केवल पांड्य, चेर AIT चोल 
राजाश्ोंकों ही नहीं, बल्कि श्रीलंकाके शासकको भी 
पराजित किया । 

fest महान-मैंसिडोनिया (मकदूनिया) का राजा 
(३५६-३२३ ई० Jo) 1 उसने अपने दिग्विजय अभियान- 
में फरवरी-मार्चे ३२६ Go Yo agree fare aah 
पुलसे सिन्धु नदी पारकर भारतपर श्राक्रमण किया। 
उस समय पंजाब और सिन्धमें अनेकानेक छोटे-छोटे 
राज्य थे जो श्रापसमें लड़ा करते थे। उनमें कुछ में राजतंत्र 
था श्र कुछ गण या नगर राज्य थे। उनमें केवल एकता- 
का ही अ्रभाव न॑ था, वरन वे परस्पर शत्रुता भौर 
प्रतिस्पर्दा भी रखते थे। उनमेंसे कुछ राज्य विस्तार 
अथवा aaa पड़ोसी राज्यसे बदला लेनेकी आकांक्षासे 
विदेशी आक्रमणकारीसे भी मिल जानेमें संकोच नहीं 
करते थे | तक्ष शिलाका राजा afer भी इन्हींमेंसे एक 
था जो सिकन्दरसे मिल गया था । इससे सिकन्दरकी 
सेनाको एक तो विश्राम मिल गया, जिसकी उसे बड़ी 
आवश्यकता थी; इसके अलावा उसे हाथियोंके युद्धकी 
कला सीखनेका अवसर भी मिल गया, जिनसे यवन सैनिक 
बहुत डरते थे और जिसपर भारतीय सेनाकी रक्षा- 
व्यवस्था मुख्यतया निर्भर थी । 

तक्षशिलाके राजा आम्भिने भारतके द्वार-रक्षकके 

रूपमें ara कतंव्य न निभाकर सिकन्दरकों झेलमके तट 
तक पहुँचनेमें भारी मदद दी श्रौर इसीके फलस्वरूप 
उसने राजा पुरु (Tea) को यद्धमें हरा दिया, जिसका 
राज्य झेलम और sala नदियोंके बीच था । इस लड़ाईमें 
सिकन्द रकी जीतका मुख्य कारण यह था कि उसकी सेना 
झधिक गतिशील थी । उसके घुड़सवार और श्रश्वारोही 
तीरन्दाज सैनिकोंने कम गतिशील हाथी, पदाति और 
पैदल तीरन्दाज सैनिकोंको हरा दिया। इसके बाद सिकन्दर 
पूर्वकी और श्रागे बढ़ा और चनाब और रावी नदियोंको 
पारकर व्यास (हाइफैसिस) नदीके किनारे पहुँचा, जिसके 
बाद प्रेसिश्राई (प्राच्य) aig, मगधके are राजाका 





_४७१ 
राज्य शुरू हो जाता था । इसके पहले सिकन्दरने पंजाब- 
के उन राज्यों और गणोंकों पराजित कर दिया था जो 
सिन्धु और व्यास नदीके drat बसे थे। यद्यपि इन 
राज्यों और गणोंने सिकन्दरके हमलेका मुकाबला संयुक्त 
होकर नहीं किया, तथापि इनमेंसे हर एक बड़ी वीरतासे 
लड़ा था । 

पोरसके शरीरमें नौ घाव लगे थे, फिर भी वह 
लड़ाईके मैदानसे भागा नहीं aie सिकन्दरने उसके साथ 
उदारताका व्यवहार किया | भ्रस्सकेन लोगोंने AIA गढ़ 
Rama बड़ी वीरतासे सिकन्दरका सामना किग्रा था। 
सिकन्दरको saat मसग्ग दुर्ग जीतनेमें लोहेके चने चबाने 
पड़े थे । वह दगाबाजी करके ही उनका दुर्ग जीत सका । 
उसने वादा किया था कि वह मसग्ग दुर्ग छोड़नेपर सात 
हजार भारतीय सैनिकोंकों सकुशल चला जाने देगा, 
लेकिन दुर्गसे उसने निकलनेपर उन सब सैनिकोंको मौतके 
घाट उतार दिया। दियोदोरसके श्रनुसार मसग्ममें 
भौरतों तकने हथियार उठा लिये और पुरुषोंके साथ 
कंधेसे कंधा भिड़ाकर सिकन्दरकी सेताका मुकाबला 
किया । 

हिन्दुस्तानियोंकी वीरताके इस अनुभव और इस 
सूचनासे कि मगधका राजा बड़ा बलवान है, सिकन्दरके 
सैनिकोंमें झ्रातंक फैल गया। प्लूटाकने लिखा है कि 
सिकन्दरके सैनिकोंने आगे बढ़नेसे इन्कार कर दिया। 
इसीलिए सिकन्दर ब्यासके तंटपर रुक गया और-वहाँसे 
झेलम तक लौटकर, नदी मार्गसे विशाल बेड़ेके द्वारा 
सिन्धु नदीके मुहाने तक पहुँचा । रास्तेमें भ्रनेक राज्यों 
और दक्षिणी पंजाब और सिन्धके लोगोंसे उसका घोर 
युद्ध हुआ । इन लोगोंने सिकन्दरका कड़ा मुकाबला 
किया लेकिन वे विदेशी शत्रुके विरुद्ध, संयुक्त मोर्चा नहीं 
बना सके । सिकन्दरने area, age, मूसिकनोई तथा 
ब्राह्मणक गणोंक्रो पराजित किया। मालव (यूनानियोंके 
अनुसार मल्लोइ ) लोग मुल्तानसे eo मील पूर्वोत्तर 
दिशामें रहते थे । उन लोगोंने सिकन्दरकों गम्भीर रूपसे 
घायल कर दिया । 

सिकन्दरने प्रतिशोधमें उस गणके सभी लोगोंका 
संहार करा दिया, यहाँ तक कि श्रौरतों ate बच्चों तक- 
को जीवित नहीं छोड़ा। सिन्धु नदीके मुहानेपर 
पहुँचकर सिकन्दरने अपनी सेनाको तीन हिस्सोंमें ater | 
नौसेनाकों एडमिरल नियाकंसक्रे Aaa फारसकी 
खाड़ीमें फरात नदीके मुहाने तक जानेका श्रादेश दिया 
गया | सेताके दूसरे fata क्रेटिरोसके नेतृत्वमें समुद्रके 


४७२ > 
किनारे-किनारे और तीसरे भागको सिकन्दरकी कमानमें 
गदरोसिणा (मकरान) होकर BA वापस लछौटनेका 
आदेश दिया गया । सितम्बर ३२५ fo पू०में सिकन्दर 
महान हिन्दुश्तानमें १६ महीनेके भप्रभियानके बाद वापस 
लौटा । उसका भारतमें प्रवेश मार्च ३२६ ई० पू० में gar 
था। उसकी नौसेना और सेनाके दोनों हिस्से मई ३२४ Fo 
पू०में फारसके सूसानगर पहुँच गये । इसके एक वर्ष बाद 
जून ३२३ Fo Tor सिकल्दरकी मृत्यु बेबीलोन नगरमें 
हो गयी । 

भारतपर प्िकन्दरके आक्रमणको कभी-कभी 
अतिरंजित महत्त्व दिया जाता है। सैनिक दृष्टिसे यह 
निःसंदेह एक बड़ी सफलता थी और समूचे पंजाब और 
सिन्धको सिकन्दरने १६ महीनेके अ्रभियानमें जीत लिया। 
लेकित इस बातको भी याद रखना चाहिए कि यह 
विजय इसलिए सम्भव हुई कि सिकन्दरके विरोधमें 
खड़े होनेवाले भ।रतीयोंमें एकता नहीं थी । इसके बाद 
भी उसकी विजय अस्थायी सिद्ध हुईं। जब सिकन्दरकी 
सेना करमानिया होकर (३२४ ई० पू०) वापस लौट 
रही थी, उसी समय उत्तरी सिन्धमें उसके क्षत्रप 
फिलिप्पोसकी ह॒त्या कर दी गयी । इसके कुछ समय बाद 
ही भारतीय क्षेत्रोंपर भ्राधिपत्य करनेवाली यवन सेना 
पराजित कर दी गयी ste ३२३ ई० पृ०में अपनी मृत्यु 
होनेसे पूर्व स्वयं सिकन्दर उन क्षेत्रोंपर दुबारा अधिकार 
नहीं कर सका। उसकी मृत्युके बाद भारतमें उसके 
विजित क्षेत्र उसके उत्तराधिकारियोंके हाथसे निकल 
गये। उसने जहाँ-जहाँ यवन बस्तियाँ स्थापित की थीं, 
वे भी समाप्त हो गयीं 1 जैसा कि ato wo स्मिथने लिखा 
है--“'सिकन्द रका अ्रभियान एक सफल फौजी हमला मात्र 
था, जिसका भारतपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा | 
केवल युद्धकी बर्बरताकी एक याद बाकी रह गयी। 
भारतमें कोई परिवर्तत नहीं हुआ ate उसपर यवनोंकी 
कोई छाप नहीं पड़ी ।” भारतके हिन्दू, बौद्ध, जन सभी 
लेखकोंने सिकन्दरकी उपेक्षा की, क्योंकि भारतकी दृष्टिसे 
वह एक बर्बर au ma था, जिसने दिग्विजयकों 
आरकांक्षामें बहुतसे निर्दोष मर्द, औरतों ote बच्चोंकी 
ह॒त्था कर डाली । पर उसके श्राक्रमणसे भारत AIT 
यूनानके बीचका रास्ता खूल गया और जो यवन बस्तियाँ 
भारतके पश्चिमोत्तर सीमा-क्षेत्रमें स्थापित की गयीं वे 
भारतीय श्रौर यवन संस्कृतिके बीच आादान-प्रदानका 
माध्यम बन गयीं | 

सिकत्दर me (१४८९-१५२७)-होदी वंशके प्रवर्तक 


ee ee अप लत >> मिकाचिए शाह सिर 

बहलोल लोदी (दे०) का पुत्र और उत्तराधिकारी | दृढ़ 
कुशल और कर्मठ शासक था। उसने चारों ओर HA 
हुई भ्रव्यवस्थाकों दूर करके विद्रोही प्रान्त्रीय शासकों, 
सरदारों तथा जमींद।रोंका दमन किया और इस प्रकार 
सुल्तान पदकी मर्यादा ale शक्तिको पुनः स्थापित किया। 
प्रमुख AHA जागी रदारोंके लेखे-जोखेकी जाँच करके 
राज्यके राजस्वमें वृद्धि की। बंगालकी सीमाग्रोंतक 
अपनी सत्ताका विस्तार किया ale agit तत्कालीन 
शासक woreda हुसेन खाँसे इस भ्राशयकी संधि की 
कि दोनों एक दूसरेके राज्यके भू-भागोंपर अ्रधिकार 
करनेकी चेष्टा न करेंगे। धोलपुर और aA शासकों- 
को अपनी waiter स्वीकार करनेपर विवश किया तथा 
१५०४ ई०में जहाँ arate श्रागरा स्थित है, वहीं एक 
नगरकी नींव डाली, जिससे निकटवर्ती शासकोंपर नियं-* 
AT रखा जा सके। मृत्युपयन्त वह अपने राज्यकी 
अव्यवस्था दूर करनेका असकल प्रयास करता रहा | 
१५१७ foi आगरामें उसकी मृत्यु हुई । 

सिकन्दर शाह-शे रशाहका भतीजा और उसके द्वारा संस्था- 
fra सूरवंशका staat तया अन्तिम शासक । १५५५ 
ई०में जब वह पंजाबका सूवेदार था तब अफगानोंने उसे 
बादशाह घोषित कर दिया, किन्तु शीघ्र ही हुमायूँने उसे 
सरहिन्दके निकट एक युद्धमें Teer कर दिया । पराजित 
होकर वह शिवालिककों पहाड़ियोंकी ओर चला गया, 
पर agit भी अकबर रने १५५७ ई०में उसे भगा fear | 
तब वह भागकर बंगालकी ओर गया, जहाँ १५५८-५६ 
ई०के बीच उसको मृत्यु हो गयी । 

सिक्‍्ख-गुरु नानक (दे०) (१४६६-१५३८ ई०) के 
अनुयायी । मुख्यतया पंजाब ही उनका तिवास-स्थान 
है। प्रारम्भमें वे शान्तिप्रिय थे और उनमें परस्पर 
जाति-पाँतिका कोई भेद-भाव न,था, हालाँकि उनमेंसे 
अधिकांश हिन्दूसे सिक्ख बने ये । वे सभी धर्मोमें निहित 
आधारभूत सत्यमें विश्वास करते हैं और उनका दृष्टि- 
कोण fae अथवा सम्प्रदायिक पक्षपातसे रहित और 
उदार है। १५३८ ई०में गुरु नानककी FAK उपरांत 
सिक्‍खोंका मुखिया गुरु कहलाने लगा। उतके नौ गुरु 
क्रमश: ATS (१५३८-१५५२ ई० ), भ्रमरदास (१५५२० 
१५७४ fo), रामदास (१५७४-१५८१), ATA 
(१५८१-१६०६ Go), हरगोविन्द (१६०६-४५ Fo) 
हरराय (१६४५-६१ fo), हरकिशन (१६६१-६४ 
ई०), तेज बहादुर (१६६४-७५ fo) ate गोविन्द 
सिंह (१६७५-१७०८ Fo) हुए । 


५1३ 


fara कं 

चौथे गुरु रामदास अत्यन्त साधु प्रकृतिके व्यक्ति थे, 
इसलिए बादशाह भ्रकबर भी उनका आदर करता था। 
उसने TAIT UH जलाशयसे युक्त भू-भाग उन्हें दान 
दिया, जिसपर आगे चलकर सिवख-स्वर्ण मंदिरका निर्माण 
हुआ | पाँचवें गुरु अजू नने सिक्‍खोंके “प्रादि da’ नामक 
धर्म daar संकलव किया, जिसमें उतके पूर्वके चारों 
गुरुओं तथा कुछ हिन्दू ओर मुसलमान संतोंकी वाणी 
संकलित है। उन्होंने खालसा पंथकी ofan स्थितिको 
दृढ़ता प्रदान करनेके लिए प्रत्येक सिक्खसे धामिक चंदा 
बसूल करने की प्रथा चलायी। बादशाह जहाँगीरके 
AN गुर ALAR इस HITT वध कर दिया गया 
कि उन्होंने दयाके वशीभूत होकर बादशाहके विद्रोही 
पुत्र शाहजादा खुसरों (दे०) को शरण दी थी। 

गुरु अजु नके ga Te हरगोविन्दने सिक्खोंका सैनिक 
संगठन किया, एक छोटी-सी सिक्‍्खोंकी सेना एकत्न की । 
उन्होंने शाहजहँके विरुद्ध विद्रोह करके एक युद्धमें शाही 
Saray परास्त भी कर दिया । freq पंतमें उन्हें भाग- 
कर कश्मीरके पर्वतीय प्रदेशमें शरण लेनी पड़ी । वहीं 
उनकी मृत्यु BSI अगले दोनों गुरु हरराय और हर- 
किशनके कालमें कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी । 
उन्होंने गुरु ata द्वारा प्रचलित धामिक चन्देकी प्रथा 
एवं उनके Ga हरगोविन्दकी सैनिक-संगठनकी नीतिका 
अनुसरण करके खालसा पंथको और शक्तिशाली वनाया। 
नवें गुरु तेग बहादुरको औरंगजेबका कोप-भाजन बनना 
पड़ा । उसने गुरुको बन्दी बनाकर उनके सम्मुख प्रस्ताव 
रखा कि या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो श्रथवा प्राण 
देनेके लिए तैयार हो otal । बादमें उनका सिर उतार 
लिया war) उनकी शहादतका समस्त सिक्‍्ख सम्प्रदाय, 
उनके पुत्र तथा अगले गुर गोविन्दर्सिह (दे०) पर गंभीर 
प्रभाव पड़ा । 

गुरु गोविन्द सिहने भली-भाँति विचार करके शांति- 
fra fara सम्प्रदायकों सैनिक संगठनक्रा रूप दिया, 
जो दृढ़तापूर्वक मुसलमानोंके अतिक्रमण तथा भ्रत्याचारों- 
का सामना कर सके । साथ ही उन्होंने घिक्‍्खोंमें ऐसी 
अनुशासनकी भावना भरी कि वे लड़ाकू शक्ति बन गये। 
उन्होंने अपने पंथका नाम खालसा (afar) रखा। 
साथ ही समस्त fara समुदायको एकता-सूत्रमें श्राबद् 
करनेके विचारसे सिक्‍्खोंको केश, कच्छ, कड़ा, FIT 
और कंधा-पाँच वस्तुओंको झ्रावश्यक रूपमें धारण करने 
का आदेश दिया। उन्होंने स्थानीय मुगल हाकिमोंसे कई 
युद्ध किये, जिनमें उतके दो बालक पुत्र मारे गये, 


४७३ 
किन्तु वे हतोत्साहित न हुए | मृत्यु पर्यन्त वे शिक्‍्खोंका 
संगठन करते रहे । १७०८ ई०में एक अफगानने उनकी 
हत्या कर दी । 

श्रागें चलकर गुरु गोविन्द सिंहकी रचनाएं भी 
संकलित हुईं और यह संकलन “गुरु ग्रंथ साहब'का 
परिशिष्ट बना । समस्त fare समुदाय. उतका इतना 
आदर करता था कि उनकी मृत्युके उपरांत गुरु पद ही 
समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उनके उपरांत ही बन्दा 
बीर (दे०) ने सिक्‍खोंका नेतृत्व-भार dara लिया | 
वीर बन्‍्दाके नेतृत्वमें १७०८ ई०से लेकर १७१६ fo 
तक fara निरन्तर मुग्लोंसे लोहा लेते रहे, पर १७१६ 
ई०में बन्दा बन्दी बनाया गया श्रौर बादशाह फरूंख- 
frat (दे०) (१७१३-१६ ई०) की श्राज्ञासे हाथियों- 
से रौंदवाकर उसका निमंम हत्या कर दी गयी । संकड़ों 
सिज्खोंको घोर यातनाएँ दी गयीं, फिर भी gat seat 
चारोंसे खालसा पंथकी सैनिक शक्तिको दबाया न जा 
सका। गुरुके झ्रभावमें, व्यक्तिगत नेतृत्वके स्थानपर, 
संगठवका भार कई व्यक्तियोंके एक समूहपर Al पड़ा, 
जिन्होंने श्रपती क्षमता और योग्यताके प्रनुसार अपने 
सहधमियोंका संगठन किया । 

HTT कपूर सिंहने खालसा दल भ्रथवा सिक्ख 
राज्यकी नींव डाली | wea fara सरदारोंने नादिरशाह 
के आक्रमणके उपरान्त पंजाबमें Get हुई अव्यवस्थाका 
लाभ उठाकर श्रिक्‍्खोंका संगठन किया और ade 
तटपर डालीवालमें एक दुर्गका निर्माण कराया तथा 
लाहौर तक धावे मारने शुरू कर दिये। प्रहमदशाह 
अब्दालीके बार-बारके श्राक्रमणों और विशेषकर १७६८ 
ई०के पानीपतके तृतीय युद्धने पंजाबमें सिक्‍्खोंकी शक्ति 
बढ़ानेमें विशेष योग दिया, क्योंकि उनके प्रयाससे पंजाब- 
में मुगल शासन समाप्त-आ्राय हो गया था तथा सिक्‍खोंमें 
नवीन श्राशा एवं साहसका संचार हो रहा था। वे 
भ्रब्दालीका पीछा करते रहे और छापामार युद्धकी नीति 
अपनाकर पंजाबमें उसकी स्थितिको विषम बना दिया । 
अंततः: १७६७ ई०में उसके भारतसे अ्रफगानिस्तान लौट 
जानेपर feed श्रपनी वीरता तथा अ्रध्यवसायसे 
पंजाबके समस्त मैदानी भागकों अपने नियन्त्रणमें ले 
लिया | 

१७७३ fo तक उनका अधिका रक्षेत्र पूर्वेमें सहारन- 
पुरसे पश्चिममें gee तक तथा उत्तरमें पहाड़ी भागसे 
लेकर दक्षिणमें मुलतान तक विस्तृत हो गया। इस 
प्रकार सिक्‍्ख अपने लिए एक' स्वतंत्र राज्यकी carr 


Lay 


ve¥ 


farm ag 





करनेमें सफल हुए, किन्तु उनमें एक शासकीय ईकाईका 
अभाव था। वे बारह मिसलों (टुकड़ियों) में विभक्त 
थे, जिनके नाम क्रमशः: wea वालिया, भाँगी, डल- 
वालिया, फंज्जुलापुरिया, कन्हैया, करोड़ा सिंहिया, 
नकराई, frat, निशानवाल।, फुलकिया, रामगढ़िया और 
सुकरचकिया थे । अहमदणशाह wear और मुगलोंकी 
सत्ताके पतनके उपरान्त सिक्‍्ख किसी भी बाह्य शक्तिके 
भयसे रहित होकर परस्पर संघषंरत हो गये । फलतः 
उपर्युक्त बारह भिसलोंके छिन्‍्न-भिन्‍न होनेकी स्थिति 
sara हो गयी, किन्तु सुकरचक्षिया मिसलके नायक 
रणजीत सिंहते अपनी योग्यता और बुद्धिमतासे इस 
आशंक्राकों दूर कर दिया। 
रणजीत सिंह (दे०) का जन्म १७८० oF gar 
और १७६६ FoF उसने प्रफगातिस्तानके शासक जमान- 
शाहसे was द्रान्तीय शासकका पद प्राप्त कर लिया, 
जिससे पंजाबके मुसलमानोंकों Sah आगे झुकना पड़ा। 
श्रगले छः वर्षों उसने सतलज पार कर सभी मिसलों- 
पर अपना श्राधिपत्य स्थापित कर लिया । सतलजके इस 
पार भ्रथवा पूर्वी क्षेत्रती मिसलोंपर अ्रधिकार जमानेमें 
वह इस कारण अप्तफ़ल रहा कि भारतमें स्थित अंग्रेज 
सरकार इन भिसलोंके सरदारोंको उसका विरःध करनेके 
लिए सहायता दे रही थी। फिर भी रणजीत सिंहने 
१८३६ SoH aT मृत्यके पूर्व॑ सिक्खोंको संगठित 
शक्तिमें परिवर्तित कर दिया, जिनके स्वतन्त्र राज्यकी 
सीमाएँ सतलजसे पेशावर तक और कश्मीरसे मुलतान 
तक विस्तृत थीं। इसकी रक्षाके लिए यूरोपोय ढंगसे 
प्रशिक्षित तथा शक्तिशाली तोपखानेसे सज्जित विपुल 
सैन्यवल भी था । freq दुर्भाग्यवश रणजीत सिंहका 
कोई सुयोग्य तथा वयस्क पुत्र न था, जो सिक्‍खोंका 
नेतृत्व कर उनके कार्यकों आगें बढ़ा THAT | फलतः 
उनके उत्तराधिकारीके रूपमें कई fade ale कठपुतलो 
शासक हुए और कुचक्री राजनीतिज्ञों तथा महत्त्वाकाँक्षी 
सेनापतियोंके षड्यन्त्रोंके फलस्वरूप १८४४ से ve Fo 
के चार वर्योंके अ्रल्पकालमें ही सिक्‍खोंको प्रथम तथा 
द्वितीय युद्धोंमें फेंसना पड़ा जिससे उस स्वतन्त्र सिक्‍्ख 
राज्यका नाश हो गया, जिसका निर्माण दीर्घकालीन 
बलिदानोंके श्राधारपर gar था । 
fara युद्ध-क्रशः १८४५-४६ fo और १८४८-४६ 
ई०में हुए । प्रथम fara युद्ध, जो १५३६ ई०में रणजीत 
सिहकी मृत्युके छः वर्षों बाद प्रारम्भ हुआ, उसका एक 
कारण १८४३ foe अंग्रेजों द्वारा सिंधपर अ्रधिकार 


थी । दूसरा कारण fara सेनाका नियन्त्रणके बाहर हो 
जाना था, जिसने अ्रल्पवयस्क faze राजा दलीप सिंहकी 
माता तथा संरक्षिका रानी जिन्दा कौर और उसके 
परामश्शदाताञ्रोंको इस बातके लिए विवश किया कि वे 
दिसम्दर १८४५ ई०में सतलज पार करके aay 
राज्यपर आक्रमण करनेकी TAT दें । प्रथम युद्ध WET 
कालिक तथा तीव्र हुआ और केवल तीन महीनोंमें ही 
are yeas wa: मुदकी (१८ दिसम्बर), फिरोज- 
शाह (२१-२२ दिसम्बर), अलीवाल (१८ जनवरी 
१८४६ fo) और सुबराहान (१० फरवरी १८४६ Fo) 
में हुईं श्रौर इन ae fare पराजित हुए । 

अन्तिम झड़पमें सिक्‍्खोंकी पराजय होनेके फल- 
स्वरूप लाहोरका मार्ग खुल गया और तत्कालीन 
गवर्नेर-जनरल WS हार्डीजके नेतृत्वमें श्रंग्रेजोंने उसपर 
श्रधिकार भी कर लिया | हाडिजने ही पराजित सिक्‍यों- 
के सम्मुख संधिकी शर्तें रखीं। लाहौरकी इस संधिके 
श्रनुसार सिक्‍्खोंने प्रंग्रेजोंको सतलज नदीके उस पारका 
समस्त भू-भाग तथा सतलज और ब्यास नदियोंके बीचका 
जालंधरका दोग्राव दे दिया और ५० लाख रुपयोंकी 
नकद घनराशि हजनिके रूपमें दी। साथ ही एक करोड़ 
रुपयोंके बदलेमें जम्मू-कश्मीरका इलाका भी अंग्रेजोंको 
दे दिया, क्योकि fara सरकार उक्त धनराशि नकद 
देनेमें असमर्थ थी । अंग्रेज सरकारने जम्मूक्रे तत्कालीन 
सूवेदार गुलाब मिंहतों ag इलाका एक करोड़ रुपयेमें 
बेच दिया । faa सेवाकी शक्ति घटाकर Yo हजार 
पैदल और १२ हजार प्रश्वारोही तक सीमित कर दी 
गयी । एक अंग्रेज रेजीडेण्ट (सर हेनरी लारेन्स) की भी 
लाहौरमें नियुक्ति की गयी, जिसपर १८४६ ई०के अन्त 
तक अधिकार रखनेके लिए अंग्रेजोंकी एक सेना तैनात 
ft | किन्तु वर्षका अंत होनेके पूर्व ही लाहोरकी संधिमें 
संशोधन करके श्रंग्रेज सेताओ्रोंका नगरपर ५ वर्षों तक 
भ्रथवा महाराज दलीप सिंहके वयस्क होनेतक श्रधिकार 
बना रहनेकी व्यवस्था कर दी TA | 

तत्कालीन रेजीडेन्ट सर हेनरी लारेन्स, महाराज 
दलौप सिंहकी संरक्षक परिषद्का श्रध्यक्ष नियुक्त gat! 
संरक्षक परिषद्में भ्रन्य व्यक्तियोंके साथ राजमाता 
जिंदा कौरको भी सम्मिलित किया गया । शीघ्र ही कई 
fara सरदारोंमें संधिकी शर्तों तथा अंग्रेजोंके निर्देशनमें 
प्रान्तक्र शासन चलाये जानेपर da अ्रसंतोष उत्पन्त 
हो गया | विशेषकर राजमात।को यह संधि बहुत weet, 


WAS 


सिनहा, सत्येख्र प्रसन्न, रायपु रका प्रथम ला्ड-सिन्ध 
उसने अंग्रेजोंके विरुद्ध seta प्रारम्भ कर दिया, फलतः 
इसे राज्यसे निष्कासित कर अन्यत्न भेज दिया गया । 
सेवामुक्त fara सैनिक भी राज्यमें गड़बड़ी उत्पत्त 
करते रहते थे। wilt विरुद्ध श्रसंतोष उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही गया । यह श्रसंतोष उस समय चरम सीमापर 
पहुँच गया, जब मुलतानके शासक मूलराजने झ्राय-व्यय- 
का लेखा प्रस्तुत करनेमें असमर्थता प्रकट कर त्याग-पत्र 
दे दिया। शीघ्र ही मूलराजके स्थानपर एक सिक्‍्ख 
उत्तराधिकारीकी fafa हुई और उसे दो अंग्रेज 
प्धिकारियोंके संरक्षणमें मुलतान भेजा गया । पर मारे 
में ही अचानक आक्रमण करके अप्रैल १८४८ foi 
दोनों पअंग्रेजोंको मार डाला गया । 
इस घटनाकों श्रनुकूल भ्रवसर मानकर मूलराजने 
मुलतान aR उसके दुर्गपर श्रधिकार कर - लिया। 
अंग्रेजोंने स्थानीय सेना खड़ी करके दुर्गंको घेर fear 
शेरसिहकी अश्रधीनतामें लाहौरसे एक सिक्‍ख सेना भेजी 
गयी, किन्तु वह मूलराजसे मिल गयी । इस प्रकार एक 
स्थानीय विद्रोहने aga रूप ले लिया और द्वितीय 
सिक्‍्ख-युद्ध प्रारम्भ हो गया | 
प्रथम युद्धकी भाँति द्वितीय सिक्‍्ख-युद्ध भी कुछ 
ही महीनों तक चला। १३ 'जनवरी १८४६९ ई०को 
चिलियाँ वाला तामक स्थानपर अंग्रेजों श्र सिक्‍खोंमें 
एक कठिन किन्तु अनिर्णीत युद्ध हुआ। &€ दिनोंके 
उपरान्त मुलतानने आत्मसमर्पण कर दिया तथा २१ 
फरवरी १८४६ ई०को गुजरातके युद्धमें सिक्‍्खोंकी मुख्य 
सेना पूर्णहपसे परास्त हुई। इस प्रकार सम्पूर्ण पंजाब 
अंग्रेजोंके सम्मुख नतमस्तक हो गया और तत्कालीन 
गवर्नर-जनरल as डलहौज़ीने शीघ्र ही पंजाबको 
अंग्रेजोंके भारतीय साम्राज्यमें मिला लेनेका भ्रादेश दे 
दिया । अल्पवयस्क महाराज दलीप सिंहको Yo हजार 
पौण्डकी वार्षिक पेंशन स्वीकृत करके प्रशिक्षणार्थ इंग्लैंड 
भेज दिया गया और खालसाकों भंग करके सिक्‍बोंको 
एक कृपाणके अतिरिक्त ser कोई हथियार रखनेपर 
प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस प्रकार भारतसे भ्ंग्रेजोंका 
साम्राज्य अफगानिस्तानकी सीमातक विस्तृत हो 
गया। [गफ aT grt कृत ‘fers तथा fara az’ 
(अंभ्रेजीमें) ] 
सिनहा, सत्येच्ध प्रसन्न, रायपुरका प्रथम लार्ड (१८६३- 
१९३० )-प्रथम भारतीय, जिनको ब्रिटिश सरकारने एक 
प्रान्तका गवर्नर नियुक्त किया । जन्म बंगालके वीरभूमि 
fare एक मध्यम वर्गके परिवा रमें । . वकालतके पेशेमें 


४३५ 
उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई। प्रौढ़ावस्थामें उन्होंने 
राजनीतिमें प्रवेश किया भौर १९१५ ई०में बम्बईमें 
होनेवान्नी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके भ्रध्यक्ष हुए । वे 
पहले भारतीय थे, जो १६०६ ई०में वाइसरायकी कार्य- 
कारिणी परिषद्के सदस्य नियुक्त हुए तथा १६२० से 
१६२४ ई० तक बिहार और shar mah गवर्नर 
बनाये गये और उनको लार्डकी सम्मातित उपाधि प्राप्त 
हुई | भारतीय राजनीतिज्ञोंमें वे नरम दलके' सदस्य थे । 
उन्होंने अपनी योग्यतासे सिद्ध कर दिया कि भारतीय 
सर्वोच्च पदोंपर नियुक्तिके अधिकारी हैं 1 

सिन्ध-सिन्धु नदोकी वह घाटी जो झेलम नदीके संगमसे 
दक्षिणमें पड़ती है। इत प्रदेशमें लगभग ३००० Fo पु० 
उस प्रागैतिहासिक सम्यता (दे०) का जन्म ate विनाश 
हुआ, जिसके अ्रवशेष लरकाना जिलेके मोहन sitesi 
नामक स्थलपर प्राप्त हुए हैं। सिकन्दर महानक्रे श्राक्रमण- 
के समय यहाँ मुचिकर्ण भ्रथवा afew, area saat सबर 
तथा ब्राह्मण श्रादि गण निवास करते थे। यूनानी 
विजेतासे इन सभीकों अपनी अ्रधीनता स्वीकार करनेपर 
विवश किया और उसकी जल-सेना fae नदीसे होकर 
तथा स्थल सेना नदीके किनारे-किनारे कूच करके Tet 
(पातानप्रस्थ) पहुँची, जो सिन्ध नदीके मुहानेपर स्थित 
था। वहाँसे सिकन्दरने agit स्थल-सेनाश्रों सहित बलू- 
चिस्तानके मार्गसे स्त्रदेशकी ओर प्रस्थात किया और 
उप्तकी जलसेना बेवीलोनकी शोर चल पड़ी । 
fara, मौर्य साम्राज्यका एक भाग था और पाँचवीं 
शताब्दी fo में ag waa द्वितीय विक्रमादित्यके 
साम्राज्यमें भी सम्मिलित ar) agra इस प्रदेशमें 
एक ब्राह्मण राजवंशका शासन रहा, जिसका aaa राजा 
दाहिर था । ७११ ई०में मोहम्मद बिन काप्तिमक्रे नेतृत्व- 
में अरब मुसलमानोंने सिन्धपर आक्रमण किया। उसने 
दाहिरको हराकर मौतके घाट उतार दिया ate सिन्धकी 
राजधानी प्रलो रके sige भ्रधिकार करके सिन्धको ae 
साम्राज्यमें मिला लिया । अरबोंका सिधपर ११७६ ई० 
तक अधिकार रहा और उसी वर्ष शहाबुद्दीन गोरी (दे०) 
ते अरबोंसे इसे छीव लिया । इस प्रकार सिन्ध दिल्ली 
सल्तनतका एक अंग बन गया । सुल्तान मोहम्मद 
तुगलकके राज्यकालमें सिन्ध दिल्‍ली सल्तनतसे भ्रलग 
हो गया, यद्यपि मुहम्मद तुगलक पुनः विजय प्राप्ति- 
की इच्छासे होतेवाले इस युद्धमें मारा गया । यद्यपि 
फिरोजशाह तुगलकने १३६१-६२ Fo में सिन्धको पु 
जीतनेके दो प्रयास किये, परन्तु यह स्वतन्त्न-प्राय रहां 


446 


४७६ 

ferret ऊपरी अथवा उत्तरी भाग बाबरकी मुल- 
तान-विजयसे उसके श्रधिकारमें at गया । यही waz. 
कोठ ae स्थानपर १५४२ ई० में अ्रकवरका जन्म 
हुआ । पिन्धके निचले भाग maar दक्षिणी सिन्धको, 
जिसकी राजधानी ठट्ठा थी, श्रकबरने १५६१ ई० में 
जीत लिया और इस प्रकार सम्पूर्ण fara पुनः दिल्ली 
WASTE एक भाग वन गया। “१८ वीं शताब्दीके 
ग्रन्तिम वर्षो्में मुगलोंकी शक्तिमें gra होनेके कारण 
सिन्धपर वहाँके श्रमीरोंका नियंत्रण हो गया। किन्तु 
१६ वीं शताब्दीमें अंग्रेजी साम्राज्यक्षे विस्तारके साथ- 
साथ सिन्ध और farq ददीकी महत्ताके कारण अंग्रेज सर- 
कारकी लछ्चायी दृष्टि उसपर पड़ी । १८३२ ई० में 
aaa fark अ्मीरों (दे०)के साथ एक संधि कर ली, 
जिसके azar fara नदीसे अंग्रेजोंका जहाजी व्यापार 
मार्ग सुलम हो गया । दस वर्षोके उपरान्त तत्कालीन 
गवने र-जनरल एलेनवरो द्वारा प्रेरित किये जानेपर सर 
aed नेषियर (दे०)ने श्रमीरोंसे युद्धका एक बहाना SF 
लिगा। श्रमीरोंकी Gar ate डब्रोके युद्धमें पराजय 
हुई और सिन्ध अंग्रेजोंके भारतीय साम्राज्यमें मिला 
लिया गया । 

अप्रैल १९३६ ई० तक सिन्ध बम्बई प्रेसीडेन्सीका 
ही भाग बना रहा, पर उस्ती वर्ष सिन्धका अलग TT 
बना feat गया । १६४७ ई० में, भारतके विभाजनके 
उपरान्त freer पाकिस्तानका ae प्रान्त बन गया AIT 
उसको राजधानी कराँची ही पाकिस्तानकी राजधानी 
हुई, यद्यपि बादमें राजधानीका स्थानान्तरण रावलर्पिडी 
हो गया | 

frre अमीर-वलूचिस्तानके तालपुरा कबीलेके सरदार, 

जो ईसवी १८ वीं शताब्दीके उत्तराध॑में fae शासक 
दन बैठे थे। शीघ्र ही saat तीन मुख्य शाखाएं हो 
गयीं-हैंद राबाद, खेरपुर और मीरपुर । कानूनी तौरसे वे 
लोग भ्रफगानिस्तानके शाहके प्रधीन थे । १९वीं शताब्दी 
ईसवीके शुरू होनेपर उन लोगोंने अफगानिस्तानी शाहो- 
के स्वामित्वकी अवहेलना शुरू कर दी, लेकिन उस समय 
उनको ras राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजोंका 
सामता करना पड़ा, जो सिंघपर अपना प्रभुत्व जवाना 
चाहते थे। सिन्धके ate दोनोंको सिन्धसे बाहर रखना 
चाहते थे, लेकिन क्रमिक रीतिसे अंग्रेजोंने watt कूट- 
नीतिसे उनको श्रपने अधीन कर लिया । 

१८३१ fo में सिन्धु नदीका सबसे पहला सर्वेक्षण 
श्रंग्रेजी AT एलेक्जेन्डर बन्सेके-नेतृत्वमें किया। भारत- 


सिधके wate 
की ब्रिटिश सरकारते fara और सिन्धु नदीके जलमार्ग- 
का महत्व केवल व्यापारके लिए ही नहीं वरन्‌ साम्राज्य 
प्रसारके लिए at aaa frat । १८३२ go में fara- 
Radda अंग्रेज सरकारसे afer करनेके लिए राजी 
कर लिया गया, जिसके द्वारा उन्होंने सिन्धकी नदियों 
और सड़कोंको हिन्दुस्तानके व्यापारियोंके लिए खोल 
दिया, लेकिन क्रिसी प्रकारके फौजी सामान श्रशवा जंगी 
जहाजोंको वहाँ ले जानेपर पाबंदी लगा दी। इस सन्धिमें 
सिन्धके अ्रमीरों और अंग्रेजों दोनोंको एक दूसरेकी भूमि- 
पर लुब्ध दृष्टि डालनेसे रोक दिया गया। संधिका 
१८३४ ई० में झभिनवीकरण क्रिया गया और १८३८ 
fo में भारतकी fafea सरकारने रणजीत सिह द्वारा 
सिन्धपर कब्जा करनेके प्रयासको विफल कर दिया। 
अंग्रेजोंने सिन्धके प्रमीरोंको संरक्षण देनेके लिए उनसे 
काफी धन वसूला ale सिन्धमें अंग्रेज रेजोडेण्ट रखनेका 
अधिकार प्राप्त कर लिया। प्रथम प्रांग्ल-अफगान युद्ध 
(१८३८-४२ fo) शुरू होनेपर अंग्रेजोंने सिन्धके 
अमी रोंस १८३२ fo की सन्धिकी शर्तोकों तोड़कर 
अपनी सेना सिन्धक्रे aria भेजी और aaa अ्रफगा- 
निस्तानको दिये जानेवाली खिराजकी बकाया रकम 
वसूल की, १५३६ ई० में उन्होंने सन्धिके अमी रोंको नयी 
afer करनेपर मजबूर किया, जिसमें १८५३२ go की 
सन्धिकी अवहेलना की गयी। 
नयी सन्धिके अमीरोंकों तीन लाख रुपये afer 
नजराता देनेके द्वारा लिए बाध्य किया गया और सिन्धको 
बाजाब्ता waster संरक्षित राज्य बना दिया गया। 
सिन्धके ग्रमीरोंको यह afer नापसन्द थी लेकिन इसके 
बावजूद उन्होंने प्रथम आ्रांग्न-प्रफगान EH संकट काल- 
में इसका ईमानदारीसे पालत किया और अंग्रेज सरकार- 
ने सिन्‍्धका प्रयोग अपने फोजी अडडेके रूपमें निर्बाध 
रीतिसे किया । लड़ाईके बाद लॉर्ड एलिनबरोके कार्य- 
कालमें भारतकी ब्रिटिश सरकारने सिन्धके अमीरोंपर 
अंग्रेजोंके प्रति mad और शत्रुताका भाव रखनेक़ा 
आरोप लगाया Ae सर चार्ल्स नेषिय रको सिन्ध का रेजी- 
Sez बनाकर भेजा, जो श्रपने इसी स्वभावक्रे लिए 
बदनाम था। १८४२० में सर चार्ल्स नेपियरने faery 
अमी रोंको एक नयी afer करनेवर मजबूर किया जिसके 
द्वारा उनके go aalay तीत लाख रुपया सालाना 
नजरानेके बदलेमें अंग्रेजोंने अपने अधिकारमें ले लिया । 
सिन्धु नदीमें श्रंग्रेजोंकी areal और जहाजोंके भ्रावागमनके 
लिए ईंधनका प्रबन्ध करनेका भार अमीरोंपर डाल 


eye 


\ 


fae नदी-सिपाही विद्रोह 


४७७ 








दिया गया। सिन्धके श्रमीरोंसे श्रपने सिक्क्रोंकी टकसाल 
चलानेका अधिकार छीन लिया गया। 
नयी सन्धिका व्यावहारिक frond यह निकला 

कि भ्रमीरोंकी आजादी खत्म हो गयी। सर चाल्सने 
सन्धिकी water इतनी कड़ाईसे पालन कराया कि 
श्रमीरोंकी लड़ाकू बलूची जनताने हैदराबाद स्थित 
अंग्रेजोंकी रेजीडेन्सीपर हमला कर दिया । एलिनबरोकी 
हुकूमतको इससे सुनहरा मौका मिला श्र उसने फरवरी 
१८४३ ई० में श्रमीरोंके विरुद्ध युद्धी घोषणा कर 
दी। यह युद्ध थोड़े दित चला । सिन्धके झ्रमीर मियानी 
ate डबोकी लड़ाइयों (फरवरी-मार्च १८४३ ई०) में 
पराजित कर दिये गये और उनको सिन्धसे निष्कासित 
कर दिया गया। जून १८४३ ई० तक युद्ध समाप्त हो 
गया और पूरे सिन्ध क्षेत्रको भारतके ब्रिविश साम्राज्यमें 
मिला लिया tart 

सिन्ध नदी-सिन्ध श्रथवा काली सिन्ध नदी टोंक जिलेसे 
निकलकर मध्यप्रदेश और बुन्देलखण्डसे बहती हुई यमुना 
नदीमें मिलती है। पिण्डारी युद्धमें अंग्रेजोंकी रणनीति 
बहुत कुछ sat aH इसी नदीपर ग्राधारित थी । 

सिन्धु घाटो-सभ्यता-इसका उद्धाटन सिंधु घाटीके विविध 
स्थानोंमें, विशेष रूपसे सिंधके लरकाना frat मोहन 
Mest तथा पंजाबके मांटगोमरी जिलेमें हड़प्पामें 
हालमें की गयी खुदाइयोंसे हुआ। विश्वास किया 
जाता है कि यह सभ्यता २५०० Fo पू०्से १५०० ई० 
पू०के बीच वर्तमान थी a सकता है कि यह इससे भी 
प्राचीन रही हो । यह छुसभ्य नागरिक सभ्यता थी प्रौर 
उस कालके लोग saa विकसित सुख-सुविधाओ्रोंका 
उपभोग करते थे, जैसे चौड़ी सड़कें, नालियोंकी उत्तम 
व्यवस्था भर सावंजनिक स्तानागार | नगरोंमें सभागार 
और पूजा-स्थान भी होते थे। मकान पक्की इंटोंसे 
बनाये जाते थे श्रौर उनमेंसे कुछ दो खण्डे भी होते थे । 
उनमें पानी तथा नालियोंकी व्यवस्था रहती थी । उस 
कालके लोग मूर्तियोंकी पूजा करते थे। शिवलिंगसे 
मिलते-जुलते प्रस्तर भी मिले हैं। वे लोग ताँबा, star, 
ata, seat श्रौर सोनेका उपयोग करना जानते थे । 
सोनेके श्राभूषण बनाये जाते थे । वे लोग सूती और ऊनी 
कपड़ा बुनना जानते थे, मिट्टीके प्रच्छे बरतन बनाते थे 
जिनपर बहुधा अलंकरण भी किया जाता था तथा 
खाने-पीनेमें दूध, ig, जो, फल तथा मांसका प्रयोग 
करते थे । 

वे लेखन कला भी जानते थे, परंतु उनकी लिपि 


oat तक पढ़ी नहीं जा सकी-है । यह लिपि उस क/लकी 
मिली बहुत-सी मुद्राओंपर अंकित है। लिपिके पढ़े न 
जानेसे ag अनुमान लगाना कठित है कि उनकी भाषा 
किस वर्गकी थी। वे मृतक्रोंको गाड़ते थे और उनका 
दाह संस्कार भी करते थे । विश्वास किया जाता है कि 
उनकी सभ्यता फरात (ईराक) घाटीकी सभ्यतासे 
मिलती-जुलती थी ake वैदिक सभ्यताकी पूर्ववर्ती थी । 
प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यताके पतनके बाद 
salt भारतमें प्रवेश किया। सिंधु घाटी सभ्यताके 
Bla और पतनका कारण ज्ञात नहीं है । 

ferq नदी-आधुतिक पाकिस्तानमें बहनेवाली नदी जो 
हिमालयके क्षेत्रमें तिब्बतसे निकलती है। काश्मीर और 
पंजाबकी सोहन, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और 
सतलज नदियोंका जल इसमें मिल जाता है और महा- 
wat wat यह समुद्रमें मिल जाती है। उपयुक्त 
प्रदेशोंकी, जिनके बीचसे यह १८००० मीलकी लम्बाईमें 
बहती है, आथिक दशा सँँवारनेमें इसका बहुत बड़ा 
योगदान है । एक मतके भ्रनुसार सिन्धु शब्दसे ही “हिन्दू” 
शब्दकी उत्पत्ति हुई है। इसकी घाटीमें २५०० ई०पु०्से 
१५०० ई० पू० एक उन्नत सभ्यता वर्तमान थी । 

सिपहिर शिकोह, शाहज्ञादा-दाराशिकोहका सबसे छोटा 
पुत्र और शाहजहाँका sta । शिशु होनेके कारण औरंग- 
जेबने उसके प्राण न लिये ate बादमें श्रपनी तीसरी 
पुत्नीका उससे विवाह भी कर दिया। 

सिपाही विद्रोह-यद्यपि इसका प्रारंभ मेरठसे १० मई, 
१८५७ ई०को BRT, परन्तु इसके पूर्व ही बरहामपुर 
और बैरकपुरकी छावनियोंके सैनिकोंमें श्रसंतोषके लक्षण 
प्रकट हो चुके थे । २८ मार्च १८५७ ई०को मंगल पांडे 
नामक सैनिकने दिन-दहाड़े एक श्रंग्रेज पदाधिकारीको 
मार डाला था, परन्तु यह विद्रोह दबा दिया गया। 
फिर भी विद्रोहाग्ति भीतर ही भीतर धधकती रही और 
ग्रीष्म ऋतुके मध्यमें इसकी ज्वाला भड़क उठी । इसके 
राजनीतिक, सामाजिक, ofan और सैनिक कई कारण 
थे। डलहौजी द्वारा गोद प्रथाका wea तथा देशी राज्यों- 
को कुशासनके बहाने हड़ पनेकी नीतिसे भारतीय राज्योंके 
शासकोंको भ्रपना सिंहासन बचानेकी चिन्ता पीड़ित करने 
लगी। दूसरी ओर गद्दीसे हटाये गये शासक तथा उनके 
श्राश्चित बेकारी तथा भ्रर्थाभावसे पीड़ित होकर अंग्रेजोंसे 
Bo करने लंगे। ऐसे भ्रपदस्थ शासकोंमेंसे पेशवा बाजी- 
राव द्वितीयके दत्तक ga नाना साहब (दे०) भौर 
झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाई (दे०)ने विद्रोहकों संगठित 


५1 


x 


eo 


Vor 


सिपाही :विद्रोह 





करनेमें प्रमुख एवं सक्रिय भाग लिया । झाँसीकी रानीने 
मृत्यु eat अंग्रेजोंसे वीरता-पूर्वक युद्ध किया । 

राज्यापहरणकी नीति तथा श्रपहृत राज्यों, विशेष- 
कर अवधमें नयी भूमि-व्यवस्थासे जमीदारों और साधा- 
रण जनतामें शभ्रत्यन्त भ्रसंतोष व्याप्त gat; इनमेंसे 
अ्रधिकांश वे लोग थे, जो सैन्य सेवासे मुक्त TAF 
कारण बेकार हो गये थे | शिक्षित भारतीयोंकों उनको 
योग्यताके अनुरूप नौकरियाँ, aay सदृश पढ़े-लिखे 
अंग्रेजों द्वारा fegaiat खुली भत्संना, हिन्दूधर्मकी 
ईसाई मिशनरिंयों द्वारा खुली श्रालोचना, सतीप्रथा और 
शिशु बलिका निषेध, हिन्दू विधवाझ्नोंके पुनविवाहको 
वैधानिक रूप देता, किसी हिन्दू द्वारा ईसाई धर्म स्वी- 
कार कर लेनेपर उत्तराधिकारसे वंचित होनेपर रोक 
तथा रेल, तार-डाक श्रादिका प्रसार इन सबके सम्मिलित 
प्रभावने हिन्दुओ्नोंके मस्तिष्कमें यह भावना भर दी कि 
उनका धर्म संकटमें है भर अंग्रेजों द्वारा ऐसे कुत्सित 
प्रयास किये जा रहे हैं जिनसे विवश होकर उन्हें ईसाई 
ad स्वीकार करना पड़ेगा। अंततः जिस भारतीय 
सैन्यबलका ब्रिटिश साम्राज्यकी स्थापना एवं निर्माणमें 
महत्त्वपूर्ण योगदान “था, उसमें भी गहरा भ्रसंतोष व्याप्त 
हो गया । 

भारतीय सैनिकका वेतन तथा भत्ता भारतीय सेनामें 
नियुक्त अंग्रेज सैनिककी ater aga ही कम था तथा 
उसकी पदोन्‍नतिके anit aaa कठिनाइयाँ थीं। 
भारतीय सैनिकको- बर्मा तथा श्रफगानिस्तान सदृश 
दूरस्थ देशोंके युद्ध-क्षेत्रों तक श्रपना सामान wife ले 
जानेका व्यय स्वयं वहन करना पड़ता था AT ऐसे देश, 
at तथा जाति-पाँतिके नियमों भौर बन्धनोंके कारण, 
हिन्दुप्“ोंके लिए वर्जित थे, क्योंकि इससे उनके जाति- 
ज्यत होनेका भय था। एक ज्येष्ठतम सर्वोच्च भारतीय 
संनिककों भी ager कनिष्ठ अंग्रेज पदाधिकारीके भ्रधीन 
कार्य करना पड़ता था। इन समस्त कारणोंसे भारतीय 
पदाति सेनामें श्रत्यधिक असंतोष था, जबकि समस्त 
भारतीय सैन्यशक्तिमें site सैनिकोंकी संख्या केवल 
पाँचवां भाग थी भर्थात्‌ २३३,००० मेंसे केवल ४५,३२२ 
अंग्रेज सैनिक थे । इससे स्पष्ट है कि भारतीय सिपाहियों- 
को भारतमें site साम्राज्य बनाये रखने ate अपनी 
शक्ति एवं महृत्ताका गर्व था। किन्तु भारतीय सेनामें 
सेवारत अंग्रेजोंकी grant उनके प्रति जो हेय व्यवहार 
किया जाता था, उसने उममें भ्रंग्रेजोंके प्रति fla भ्रसंतोष 
उत्पन्न किया । 


भारतीय पदाति सेनाका यह असंतोष उस समय 
हइताशामें परिवर्तित gar, sa उनपर चर्बी लगे कारतूसों- 
के साथ एन्फील्ड रायफिलें (age) लादी गयीं, जिनसे 
हिन्दू और मुसलमान दोनों ही धर्मोके सिपाहियोंको 
धर्मभ्रष्ट होनेको भय हुआ । इस प्रकार कुछ fea Gaz 
ही सुलगती हुई अ्रसंतोषकी अग्तिमें चर्बी लगे कारतूसोंने 
आहुतिका कार्य किया और wera: विद्रोहकी ज्वाला 
भड़क उठी । 

प्रारंभमें विद्रोहियोंको विशेष सफलता fast 
qo मई, १5५७ ई०को मेरठसे चलकर दूसरे a fer 
उन्होंते दिल्‍्लीपर भ्रधिकार कर लिया ae बहादुर शाह 
द्वितीयको, जो केवल एक कठपुतली शासक मात्र था, 
दिल्‍लीका were, घोषित कर दिया गया । दिल्लीपर 
अधिकार कर लेनेसे विद्रोहियोंकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी ale 
अगले दो महीनोमें यह विद्रोह aaa ale रुहेंलखण्डमें 
फैल गया । राजपूतानेमें स्थित नसीराबाद, ग्वालियर 
राज्यमें नीमच, वर्तमान उत्तर प्रदेशमें बरेली, लखनऊ, 
वाराणसी atx कानपुरकी छावनियोंके सिपाहियोंने 
अंग्रेजोंके विरुद्ध विद्रोह कर दिया । उधर बुन्देलखण्डमें 
विद्रोहका नेतृत्व करती हुई झाँसीकी रानीने उन सभी 
यूरोपियनोंको, जो उसके हाथोंमें पड़ते गये, मार डाला । 
विद्रोह प्रारंभ होनेपर सभी झोरसे विद्रोही दिललीकी 
Mt चल पड़े, केवल कानपुरमें स्थित dash सैनिक 
छावनी भर लखनऊमें रेजी डेन्सीका घेरा डाल दिया गया | 
कानपुरके निकट बिदूरमें नाना साहबको पेशवा घोषित 
किये णानेसे स्पष्ट हो गया कि विद्रोहियोंमें किसी सुनि- 
श्चित लक्ष्यका भ्रभाव है। उनका लक्ष्य FAT था-मुगल- 
सम्राट्‌ को ga: सिंहासनासीन करके भारतमें मुसलमानी 
राज्यकी पुनः स्थापना, भ्रथवा ब्राह्मण पेशवाके अ्रधीन 
हिन्दू राज्यकी स्थापना ? समस्त विद्रोह-कालमें उद्देश्योंमें 
यह cera at रही, जिससे उसकी शक्ति शिधिल 
होती गयी । प्रारम्भमें यह लक्ष्यहीनता स्पष्ट न थी और 
भारतमें श्रंग्रेजो शासनके लिए वास्तविक भय उत्पन्न हो 
गया था । दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और बुन्देलखंड इस 
विद्रोहके मुख्य केन्द्र बन गये थे। अ्रंग्रेजी सत्ता, जो 
प्रारम्भिक प्रहारोंसे डाँवाडोल हो रही थी, धीरे-धीरे 
सिक्‍खों, गोरखों प्रौर देक्षिण भारतकी सैनिक छावतियों- 
से लाये गये सैनिकों द्वारा पुनः स्थापित हो गयी । १४ 
सितम्बर १८५७ So को दिल्‍लीपर उनका पुनः भ्रधिकार 
हो गया और कानपुरपर २७ FT १८५७ को । २५ 
सितम्बर को लखतऊका घेरा भी तोड़ दिया गया, किन्तु 


ayy 


_ferngt विद्रोह-सिराजुद्दौला 


४३६ 





शहर पूना विद्रोहियोंके हाथोंमें पड़ जानेके कारण ५ 
नवम्बरकों उसपर श्रधिकार हो सका | इसी बीच सर का- 
लिन कंम्पबेल, सेनाध्यक्ष और सर श्य,रोज aga दो 
विशेष श्रनुभवी अ्रफसरोंके नेतृत्वमें अंग्रेजाकी नयी सेना 
भी थ्रा गयी । 

कैम्पवेलने wad और रुहेलखण्डमें विद्रोहका दमन 
किया और सर ast बुन्देलखण्डमें । उसने झाँसीकी 
रानीको लगातार कई युद्धोंमें परास्त किया, परन्तु रानी 
बीरतापूर्वक लड़ती हुईं वीरगतिको प्राप्त हुई । तात्या- 
टोपेको, जो नाना साहबका सेतापति था, बन्दी बनाकर 
फाँसी दे दी गयी । १४ सितम्ब॒रको जब दिल्लीपर अंग्रेजों- 
का पुनः अ्रधिकार gor, बहादुरशाह द्वितीयकों बन्दी 
बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी । 
उसके दो पुत्रों श्र पौत्नोंको कर्नल हाइसनने बिना किसी 
न्यायिक जाँचके गोलीसे उड़ा दिया । नाना साहब नेपाल- 
की तराईके जंगलोंकी AT भाग गया और फिर उसका 
पता न लगा। ८ जुलाई १८५८ fo को तत्कालीन 
गवर्नेर-जनरल are कंनिगने विद्रोहकी समाप्ति ak 
शांति-स्थापनाकी घोषणा की । 

विद्रोह कालमें दोनों ही पक्षोंक्री भोरसे प्रत्यन्त श्रमानु- 
षिक श्रत्याचार हुए । उस कालकी कु स्मृतियोंने यूरो- 
पियतों और भारतीयोंके बीच ऐसी खाई पैदा कर दी, जो 
Sara तक पट नहीं सकी । इस विद्रोहके फलस्वरूप 
भारतमें कम्पनीका राज्य समाप्त हो गया AIT भारतका 
प्रशासन -कम्पनीसे इंग्लैण्डकी महारानीके हाथोंमें ar 
गया | महारानी विक्टोरियाने इस परिवतेनकी घोषणा 
की और सभीको क्षमा करने तथा धार्मिक स्वतंत्नता, देशी 
राजाओंके श्रधिकारोंकी रक्षा एवं गोद प्रयाके श्रत्तकी 
नीतिको त्याग देनेका वचन दिया । 

भ्रंग्रेजोंकी सफलता भौर विद्रोहियोंकी विफलताके 
कई कारण थे । सर्वप्रथम, विद्रोह कुछ वर्गों तक सीमित 
था। इस विद्रोहका क्षेत् पश्चिममें पंजाब, पूर्वेमें बंगाल, 
उत्तरमें श्रवध भौर दक्षिणमें नर्मदा नदी तक ही सीमित 
था। यह विद्रोह केवल सैनिकों तक ही सीमित था, 
देशी नरेश ale भारतकी साधारण जनता इससे TAT 
रही । दूसरे, विद्रोहियोंका कोई एक मूल उद्देश्य न था 
और न उन्हें किसी केन्द्रीभूत तथा कुशल नेतृत्वके 
संचालनका सुयोग प्राप्त था। तीसरे, वे भली प्रकार 
संगठित भी न थे। प्रत्येक दलका अपना नेता होता था, 
जो भ्रपने ही बलपर युद्ध करता था। चौथे, सिक्‍योंने 
अपनी थोड़े दिन पूर्व हुई पराजयके लिए विद्रोही 


सिपाहियोंकों कारण मानकर स्वामिभक्तिकी भावनासे 
श्रंग्रेजोंका पूरा साथ दिया । वस्तुतः यह उन्हींकी सहाय- 
ताका परिणाम था कि दिल्लीपर श्रंग्रेजोंका पुन: अधिकार 
हुआ और. विद्रोहकी रीढ़ टूट गयी। पाँचवें, यद्यपि 
विद्रोह्दी भ्रव्यधिक diene लड़े, पर उन्होंने श्रपनेमें से 
कोई सुयोग्य सेतानायक न चुना । इसके विपरीत भ्ंग्रेजों- 
में भ्रनुशासन तथा एक व्यक्तिके निर्देशनमें कार्य करनेके 
गुण भे। उन्हें हैवलाक, निकोल्सन, Mew तथा लारेन्स 
सदृश saa ॥्रतिभाशाली पदाधिकारियों ate सेनाना- 
यकोका निर्देशन प्राप्त था। श्रन्तमें एक कारण यह भी 
दिया जा सकता है कि विद्रोही लोग भारतीय समाजके 
एक भल्पांश मात्र थे। अंग्रेजोंकी विजय भारतीय जनताके 
बहुत भारी अ्रंशकी सक्रिय एवं निष्क्रिय सहायताके 
फलस्वरूप हुई, क्‍योंकि उन्हें विद्रोही सिपाहियोंके कार्यों 
एवं गतिविधियोंमें कोई ऐसी विशेषता ठहीं दिख्ख लाई दी, 
जिससे प्रेरित होकर सभी उनका साथ देते । (सिपाही 
विद्रोहपर अंग्रेजीमें अनेक ग्रंथ <a गये हैं । होम्स, 
मेलीसन, सेन, मजूसदार ओर ate सावरकरके ग्रंथ 
उल्लेखनीय हें 1) 

fos (शिशुक)-सातवाइन deat sade । पुराणोंकै 
अनुसार वह UT वंशके भ्रंतिम शासकका समकालीन बा, 
किन्तु उसकी तिथि प्ननिश्चित है । संभवतः वह दूसरी 
शताब्दी ई० पृ०के प्रारंभमें हुआ होगा। उसका राज्य 
मद्रास (तामिलनाडु) के बेलारी frat ar भौर उसमें 
पश्चिमी दक्षिणापंथके कुछ भू-भाग भी सम्मिलित ये । 
उसके उपरांत उसका भाई कृष्ण सिंहासनासीन Far 

घिराजुद्वोला-अप्रेल १७५६ ई०से जून १७५७ fo तक 
बंगालका tata । वह झलीवर्दी at (Ro) का प्रिय दोहता 
तथा उत्तराधिकारी था, किन्तु नानाकी गद्दीपर उसके 
दावेका उसके मौसेरे भाई शौकतगंजने जो उन दिनों 
पूर्णियाका सूबेदार था, विरोध किया। सिंहासनासीन 
होनेके समय सिराजुद्दोलाकी उम्र केवल २० वर्षकी थी। 
उसकी बुद्धि अपरिपक्व थी, afta भी तिष्कलंक न 
भा तथा उसे स्वार्थी, महात्त्वाकांक्षी भौर षड्यन्त्रकारी 
दरबारी घेरे रहते थे at At ash द्वारा उसे जैसा 
क्रूर तथा दुश्चरित्न चित्रित किया गया है, dar. वह 
कदापि न था । वह बंगालकी स्वाधीनताको श्रक्षुण्ण बनाये 
रखनेके लिए मर मिटनेवाले देशभक्‍्तोंमें न था, जेसाकि 
कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारोंने सिद्ध करनेका प्रयास 
किया है। 

सिराजुद्दौलाका उद्यम प्पने व्यक्तिगत हितोंके रक्षा 


L490 


डंघ० 


होता था, किन्तु चारित्िक दृढ़ताके भ्रमावमें उसे लक्ष्य- 


प्राप्तिमें प्रसफलता मिली । वास्तवमें ag न तो कायर 
था ate न युद्धोंते घबसता ही था। अपने मौसेरे भाई 
शौकतजंगसे युद्धमें उसे निर्णायक सफलता मिली और 
इसी युद्धमें शौकतजंग मारा गया। उसके भ्रंग्रेजोंसे ATTA 
रहनेके यथेष्ट कारण थे, क्योंकि भप्रंग्रेंजोंने उसकी झ्राज्ञाके 
बिना कलकत्ताके दुर्गकी किलेबन्दी कर ली थी और उसके 
न्याय दंडके MAT भागे हुए राजा राजवल्लभके पुत्र 
SMAI शरण दे रखी थी। कलकत्तापर उसका 
आक्रमण Gia: नियोजित eat हुआ । फलतः केवल 
चार दिनोंके घेरे (१६ जूनसे २० जून १७२६ ई०) के 
उपरांत ही कलकत्तापर उसका अ्रधिकार हो गया। 
कलकत्ता स्थित श्रधिकांश अंग्रेज जहाजों द्वारा नदीके 
मार्गसे इसके पूर्व ही भाग चुके थे श्रौर जो थोड़ेसे भागनेमें 
BATT रहे, Tat बना लिये गये । उन्हें किलेके भीतर 
ही एक कोठरीमें रखा गया, जो कालकोठरीके नामसे 
विख्यात है श्लौर जिसके विषयमें नवाब पूर्णतया 
अनभिश था | 

काल कोठरी (Fo) से जिन्दा निकले अंग्रेज बंदियों- 
को सिराजुद्दौलाने मुक्त कर दिया। किन्तु कलकत्तापर 
अधिकार करनेके बादसे उसकी सफलताओोंका भ्रन्त हो 
गया। वह फाल्टाकी भ्रोर भागनेवाले अंग्रेजोंक। पीछा 
करने और उनका वहीं नाश कर देनेके महृत्त्वको न 
समझ सका, साथ ही उसने कलकत्ताकी रक्षाके लिए 
उपयुक्त प्रबन्ध न किया, ताकि अंग्रेज उसपर दुबारा 
अधिकार न कर सकें । परिणाम ag हुआ कि क्लाइव 
और वाटसनने नबाबकी फौजकी rea बिना किसी 
विरोधके कलकत्तापर जनवरी १७५७ ई०में पुनः श्रधि- 
कार कर लिया। सिराजुद्दौलाने प्रंग्रेजोंसे समझौतेकी 
वार्ता प्रारम्भ HT, TC ATTA ATT १७५७ ई०में पुनः 
उसकी सावंभौभ सत्ताकी उपेक्षा की, और धन्द्रनगरपर, 
जहाँ फ्रांसीसियोंका श्रधिकार था, आक्रमण करके ATAT 
अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौलाने अंग्रेजोंके इस 
कुकृत्यपर कोई ध्यान नहीं दिया । उसने अंग्रेजोंके साथ 
भलीनगरकी संधि भी कर ली, किस्तु प्रंग्रेजोंने इस संधि- 
की पूर्ण अवहेलना करके नवाबके विरुद्ध उसके असंतुष्ट 
दरबारियोंसे मिलकर sada रचना प्रारंभ किया और 
१२ जूनको क्लाइवके नेतृत्वमें एक सेना भेजी । 

सिराजुद्दौलाने भी सेना एकत्न करके sister मार्ग 
रोकनेका प्रयास किया, किन्तु २३ जून १७५७ ई०को 
पलासीके युद्धमें श्रपने मुसलमान we हिन्दू सेतानायकोंके 


सिराजुद्दौला-सुप्रीम कोर्ट 





विश्वा सघातके फलस्वरूप ag पराजित हुआ । पलासीसे 
ag राजधानी मुशिदाबादको भागा भर set भी किसीने 
उसके रक्षार्थ शस्त्र न उठाया । वह पुनः भागनेपर विवश 
हुआ, पर शीघ्र ही पकड़ा गया और उसका बध कर 
दिया गया । सिराजुद्दौलाका पतन अ्रवश्य हुआ किन्तु 
उसने rarest, वाटसन, मीरजाफर और ईस्ट इंडिया 
कम्पनीकी भाँति, जो उसके पतनके षड्यंत्रमें सम्मिलित 
थे, न तो भ्रपने किसी मित्रकों हो कभी धोखा दिया भ्रौर 
न शत्रु को । 

सिविल स्विस-देखिये, 'इंडियत सिविल सर्विस! । 

सीता-रामायणके कथा-तायक' रामकी पत्नी। उन्होंने हिन्दू 
स्त्रियोंके सामने पतिव्रत धर्मका भ्ादर्श प्रस्तुत किया । 

सीताबलडीका युद्ध-तृतीय मराठा-युद्ध (दे०)के दौरान 
नवम्बर १८५१७ ई०में भोंसला शासक श्रप्पा साहब (Fo) 
तथा अ्रंग्रेजोंके बीच gar । इस युद्ध में भोंसलाके नेतृत्वमें 
मराठोंकी सेना पूर्णतया पराजित हुई ate wT साहबने 
आत्मसमपेंण कर दिया । 

सोीथियन-मध्य एशियामें स्थित सीथियाके निवासी साधा- 
रणतया सीथियन कहे जाते हैं। किन्तु भारतीय ऐति- 
हासिक शब्दावलीमें सीथियन छाब्दका प्रयोग शक एवं 
कुषाण सरीखी sa विदेशी जातियोंके लिए gar है, जो 
दूसरी शताब्दी Fo पू०से दूसरी शताब्दी Fo तक भारतमें 
आती रहीं | 

सीदी-ये लोग भारतके पश्चिमी समुद्र पटपर स्थित जंजीर 
नामक स्थलपर श्रबीसीनियाके समुद्री डाकुप्रोंके सरदार 
थे। wee: शिवाजी (दे०)को उनका दमन करना पड़ा । 

सुदास-एक वेदकालीन राजा, जिसका उल्लेख भारत और 
जनमेजयके साथ ऋग्वेदमें मिलता है। 

सुन्नी-इस्लाम gar एक सम्प्रदाय । भारतके श्रधिकांश 
मुसलमान सुन्नी हैं । शियाझ्रों (दे०)के विपरीत gal 
पहलेके तीन खलीफाओ्"ोंको भी जायज ake चुने गये ' 
पैगम्बरके उत्तराधिकारी मानते हैं, श्रौर जुमेके खुतबेमें , 
उनका भी नाम लेते हैं । सुन्ती कट्टर मुसलमान होते हैं | 
fac सभी सुल्तान तथा मुगल बादशाह Gt थे ate 
अक्सर शियाओ्रोंके खिलाफ जंग करते रहते थे, क्‍योंकि 
वे उन्हें सच्चा मुसलमान नहीं मानते थे । 

सुप्रीम कोट “इसकी स्थापना कलकत्तामें १७७४ ई०के 
रेग्यूलेटिंग ऐक्ट (दे०)के द्वारा की गयी । ऐक्टमें सुप्रीम 
कोर्टके चीफ जस्टिस ae oer तीन छोटे जजोंके नाम 
और उनका वेतन भी निर्धारित कर दिया गया था 4 
इस प्रकार ऐक्टका उद्देश्य भारतमें न्‍्यायपालिकाको 


116 


सुबराहानका युद्धनसुलेमान weet RT 


३१ ४८१ 





arian बिलकुल स्वतंत्र रखना ari ऐक्टमें 
निर्धारित कर दिया गया था कि समस्त ब्रिटिश प्रजा, 
जिसमें उच्चतम अधिकारी भी सम्मिलित थे तथा कल- 
कत्ताके सभी निवासी, सुप्रीमकोर्टके care dat माने 
जायेंगे । ऐक्टमें यह उल्लेख नहीं किया गया था कि 
कोर्टमें जो फैसले दिये जायेंगे वे किस कानूनपर ब्राधा- 
fia होंगे । श्रतएब चीफ जस्टिस सर एलिजा set 
(दे०) औभौर अन्य तीन जजोंने निर्णय किया कि वे 
इंग्लैंडके कानूनोंके अनुसार फैसले करेंगे | सुप्रीम कोर्टके 
aa ary भ्रधिकारोंका दृढ़तासे प्रयोग करते थे और 
सभी व्यक्तियोंकों ait न्याय-क्षेत्रके अन्तर्गत मानते थे। 
वे कम्पनीकी प्रदालतोंकी पूर्ण भ्रवहेलता करते थे । 
उनके प्रादेश बड़े क्लेशदायी और दम्भपूर्ण प्रतीत होते थे। 

उन्होंने जब जालसालीके भ्रारोपमें ननन्‍्दकुमार (दे०) 
को फाँत्तीकी सजा दी, तो भारतीय लोग स्तम्भित रह 
गये, यद्यपि गवर्नर-जनरल ale उसके मित्रोंकों खुशी 
ZE1 Pre १७७६-८० ई०में काशी जोड़ाके कोर्टने 
गवर्नर-जनरल तथा उसकी कौंसिलपर अदालतके भ्रवमात- 
के अभियोगमें मुकदमा चलानेकी धमकी दी तो वे लोग 
भी स्तम्भित रह गये। arta हेस्टिग्सने सुप्रीम MET 
चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पीको ऊंचे वेतनपर सदर 
दीवानी भ्रदालतका अध्यक्ष नियुक्त करके बड़ी ahaa 
पूर्वक गवनेर-जनरलकी कौंसिल att wes बीच खुला 
संघर्ष टाल दिया। इस व्यवस्थाके फलस्वरूप सदर 
दीवानी भदालतकी कार्य-प्रणालीमें भी सुधार हो गया । 
fag इसमें एक दोष था। इसके फलस्वरूप न्‍्यायपालिका- 
को कार्यपालिकाके अधीन बना feat war १७६७ ई० 
में जजोंकी संख्या घटा कर तीन कर दी गयी तथा 
१७५१ foe उसके न्याय-क्षेत्रका स्पष्ट रीतिसे निर्धारण 
कर दिया । 

१८०१ ई०में मद्रासमें तथा १८२३ Low बम्बईमें 
भी एक-एक सुप्रीम कोर्टकी स्थापता कर दी गयी। 
१८३३ ई०में तीनों सुप्रीम कोर्टोका waa स्पष्ट 
रीतिसें (१) समस्त ब्रिटिश प्रजा, (२) तीनों नगरोंमें 
रहनेवाले निवासियों तथा (३) कम्पनीकी atta waar 
अपरोक्ष रीतिसे नौकरी करनेवाले समस्त व्यक्तियों तक 
सीमित कर दिया गया। अंतमें, १८५६१ ई०के इंडियन 
हाईकोर्ट tees द्वारा सुप्रीमको्टको सदर दीवानी अदा- 
लतमें मिला दिया गया ate दोनोंको मिला कर कलकत्ता 
हाईकोर्टकी स्थापना कर दी गयी, ज़िसके प्राथमिक 
न्‍्यायन्क्षेत्र में समस्त कलकत्ता नगरकों रख दिया गया 


तथा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसाकी समस्त अपीले सुनने- 
का उसे अधिकार प्रदान किया गया । इसी प्रकार मद्रास 
तथा बम्बई प्रेसीडेंसीके सुप्रीम को्टोकों भी अपने-अपने 
प्रांतका हाईकोर्ट बता दिया गया । 

सुबराहानका युद्ध-प्रथम सिक्‍ख-युद्धके aad feral तथा 
अंग्रेजोंकी सेनामें १० फरवरी १८४६ ई०को हुआ | इस 
युद्धमें अंग्रेज विजयी हुए और उनके लिए लाहौरका 
रास्ता खुल गया | अंग्रेजोंने शीघ्र ही लाहौर ले लिया 
और सिक्‍्खोंको एक afer करनेपर विवश किया, जो 
लाहौरकी संधिके नामसे विख्यात है । 

सुभागसेन-एक भारतीय राजा, जो काबुलकी घाटी में राज्य 
करता था | लगभग Ros Fo Gow एन्टियोकसने उसके 
राज्यपर mama किया। सुभागसेनने हजानेके तौरपर 
उसे बहुत-सा धन और बहुत-से हाथी भेंट करके उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली । 

Set अर्जुन गांवकी संधि-१८०३ Goh अंग्रेजों ्रौर दौलत- 
राव शिन्देके बीच हुई, जिसके फलस्वरूप दोनोंके बीच 
चलनेवाला युद्ध समाप्त हो गया। संधिके अ्रतुसार शिन्दे- 
ने अपने दरबारमें ब्रिटिश रेजीडेंट रखता मंजूर कर 
लिया, बसईकी संधि (दे०) स्वीकार कर ली, निजामके 
ऊपर अपने सारे दावे त्याग दिये और अंग्रेजोंकी सहमति- 
के बिना अ्रपनी नौकरीमें किसी भी विदेशीको न रखने- 
का वचन fear | इसके भ्रलावा उसने गंगा MT यमुनाके 
बीचका सारा दोआब, जिसमें दिल्ली और झागरा भी 
सम्मिलित था, श्रंग्रेजोंको ate दिया । इस प्रकार उत्तरी 
भारत, दक्षिण तथा गुजरातमें शिन्देके समस्त राज्यपर 
अंग्रेजोंका प्रभुत्व स्थापित हो गया । शिन्देने राजपूताना- 
के अधिकांश राज्योंकी राजनीतिमें भी कोई हस्तक्षेप-न. 
करनेका वचन fear इस प्रकार अ्रजु न गाँवकी संधिके 
द्वारा शिन्देकी स्वतंत्रता समाप्त हो गयी तथा उत्तरी 
भारतके अधिकांश भागमें ब्रिटिश साम्राज्यकी स्थापना 
साकार हुई I 

सुलेमान-एक अरब व्यापारी (सोदागर )। वह राष्ट्रकूट 
राजा अ्रमोधवर्ष (दे०) (लगभग ८५१५-७७ ई० ) की 
राजसभामें झ्राया aie राजाके बल एवं easy बहुत 
प्रभावित हुआ । उसने नवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें भारतकी 
दशाका रोचक वर्णन किया है । ‘ 

सुलेमान कर्रानी-प्रकबर (दे०) के राज्यके प्रारम्भिक 
कालमें वर्तभानमें बंगालका पठान शासक । उसने WHAT 
की नाममात्की भ्रधीतता स्वीकार कर ली और पपनी 
स्वतंत्रता कायम रखी। उसके पुत्र दाऊद (दे०) ने 


489 


P ERR 


gaara शिकोह, शाहजादा-सुर वंश 








अकबरके खिलाफ खुली बगावत की । उसे १५७४५ ई० 
में और पुनः १५७६ ई०में पराजित किया गया और 
युद्ध-भूमिमें मार डाला गया। 

सुलेमान शिकोह, शाहजादा-दारा शिकोहका पुत्र ।१६५७- 
ys ई०में शाहजहाँके पुत्रोंमें उत्तराधिकार युद्ध for 
जानेपर सुलेमानकों पहले ATA चाचा' शाहजादा शुजाके 
खिलाफ भेजा गया, जिसे उसने फरवरी १८५८ ई०में 
बनारसके निकट बहादुरपुरकी लड़ाईमें हरा दिया। 
परन्तु वह अपने पितासे इतना टूर था कि उसे न तो 
az (दे०) ate न सामूगढ़ (दे०) की लड़ाईमें कोई 
सहायता पहुंचा सका | श्रन्तमें उसे गढ़वालके पहाड़ोंमें 
भाग जाना पड़ा । परन्तु शीघ्र उसे पकड़वा दिया गया। 
औरंगजेबने उप्ते १६६२ ई०में खानेमें जहर देकर मरवा 
डाला | 

Aa, Fae डी-१५३६ ई०में दिव नामक बन्दरगाहका 
geared कप्तान। गुजरातका सुल्तान बहादुर शाह 
(दे०), पुत्तंगाली गवर्नर Tat द कुन्हासे मिलने वहाँ 
गया ।.दोनोंकी भेंट बन्दरगाहँमें खड़े एक gaat जल- 
पोतपर हुईं। वहाँ पुत्तंगाली नाविकोंने छलपूर्वक 
बहादुरशाहपर आक्रमण कर दिया और मार-धोड़में 
बहादुरशाह और डी सूजा दोनों ही मारे गये । 

सुत्र-प्रंथों (कल्पशास्त्र) में वैदिक कर्मकाण्ड तथा विविध 
लौकिक करत्तंव्यों एवं नियमोंका निरूपण मिलता है। वे 
अत्यन्त संक्षिप्त एवं सारवान्‌ शैलीमें लिखे गये हैं और 
टीकाओं तथा भाष्योंके बिना उतका ad समझना कठिन 
हो जाता है। सूत्र तीन प्रकारके होते हैं--(१) श्रौत- 
सृत्रोंमें यज्ादि विषयक, विधान और विवरण मिलता 
है । (२) गृद्यमृत्रोंमें गृहस्थके कर्तव्यों तथा भ्रनुष्ठानोंका 
वर्णन मिलता है तथा (३) धर्म॑सूत्रोंमें विविध सामाजिक 
कर्तव्यों तथा विधि-नियमों (कानूनों ) का विवरण पाया 
जाता है। 

सुफीमत-इस्लाम धर्मकी एक ATA | इस मतमें दार्शनिक 
विचारोंकी प्रधानता है, wave यह दूसरे धर्मोके प्रति 
इस्लामकी अपेक्षा अधिक सहिष्णु रहा है । 

ani, डी एडमिरल-एक फ्रांसीसी नौसेनापति, जो १७८१ 
ई०में भारत भ्राया। हधेजके नेतृत्ववाली ब्रिटिश नौसेना- 
से उसकी पाँच समुद्री लड़ाइयाँ हुईं। कुछ समयके लिए 
दक्षिण भारतके समुद्रोंपर उसका प्रभुत्व स्थापित हो 
गया। उसने श्रीलंकामें त्रिकोमलंपर अ्रधिकार कर 
लिया । परल्तु प्रांग्ल-फ्रांसीसी Fare उसका कोई 
निर्णयात्यक प्रभाव पड़नेसे पूर्व ही १७८३ ई०में इंग्लैंड 


और फ्रांसके बीच वर्सेलीजकी संधि हो गयी । 

सूरजमल-१७६१ fo वाली पानीपतकी Pratt लड़ाई 
(30) के समय विद्यमान भरतपुरका जाट राजा । az 
बड़ा चतुर राजनीतिज्ञ था और उसके पास बहुत af 
दौलत थी । मराठा तथा अहमदशाह भब्दाली (Zo) 
दोनों ही saat सहायता चाहते थे | पहले वह मराठों- 
की सहायता करनेके लिए राजी हो गया, परन्तु बादमें 
मराठोंके दम्भपूर्ण व्यवहारके कारण उसने अपनेको 
लड़ाईसे अलग कर लिया और भारतकी उस भाग्य- 
निर्णायक लड़ाईमें कोई हिस्सा नहीं लिया ag अपने 
ढंगका एक बहुत ही सफल शासक था। वह जाट सर- 
दार बदन सिंहका गोद लिया हुआ लड़का तथा उत्तरा- 
घिकारी था। उसने १७५६ SoH १७६३ FoF मृत्यु 
होनेतक जाटोंका नेतृत्व और भरतपुर राज्यका विस्तार 
किया, जिसमें ana, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अली- 
गढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, फरूखनगर, रेवाड़ी, गुड़ 
गाँव तथा मथुरा जिला सम्मिलित थे। मुगलोंकी 
राजधानी दिल्‍लीके पड़ोसमें इतने बड़े हिन्दू राज्यकी 
स्थापनासे अ्रकट होता है कि वह कितना कुशाग्र-बुद्धि, 
विवेकशी ल, दूरदर्शी तथा योग्य शासक aT | 

सुर वंश-इसका SHA शेरशाह सूरसे हुआ | उसने १५४० 
SoH दूसरे मुगल बादशाह हुमायूंकी पराजयसे लेकर 
१५५५ SoH हुमायूँ द्वारा दुबारा गद्दी प्राप्त किये जाने 
तक facta सल्तनतपर हुकूमत की । Ey साल की 
इस छोटी-सी अ्रवधिमें इस dae तीन बादशाहोंने 
हुकूमत की--शे रशाह (दे०) (१५४०-४५ ई०), उसका 
लड़का इस्लाम अ्रथवा सलीमशाह (१५४५-५४ ६०) 
तथा उसका चचेरा भाई आादिलशाह (१५५४-५६ ई०), 
जिसके सेनापति हेमू (दे०) भ्रथवा हेमचद्धको BHATT 
१५५६ ई०में पानीपतकी दूसरी लड़ाईमें हरा दिया तथा 
मार डाला । इस प्रकार सूर वंशका पंत हो गया । 

qe बंश-इसका सम्बन्ध परम्परागत रीतिसे बंगालसे, 
विशेष कर दक्षिण-पश्चिम बंगालसे जोड़ा जाता है । 
अनुश्वुतियोंके श्रनुसार इस वंशक्रा प्रवर्तक आदिसूर 
(30) था। कहा जाता है, उसने कन्नौजसे पाँच ब्राह्मणों- 
को लाकर wg (पश्चिमी बंगाल). तथा वरेन्द्र (उत्तरी 
बंगाल) में बसाया.। परन्तु उसके अल्तित्वको सिद्ध 
करनेवाला कोई पुरालेख या सिक्‍का उपलब्ध नहीं है । 
उसका काल अत्यंत अ्रनिश्चित है और आठवीं शताब्दीसे 
लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक माना जाता है। आदसूर- 
"के ऐतिहासिक व्यक्ति होनेके सम्बस्धमें चाहे जो कुछ 


4 $3 


सेक्रेटरी आफ स्टेंट फार इण्डिया (भारत-मंत्री)-सेल, BAT UAE आफ स्टेट Gre इण्डिया (भारत-मंत्री )-सेल, जनरल सर राबर्ट ४८३ 


कहा ora, यह सत्य है कि बंगालमें सूरवंश ग्यारहवीं 
ग़ताब्दी तक शक्तिशाली राजवंश रहा । उस समय इस 
वंशक्रा राजा विजयसेन (दे०) राज्य करता था (लगभग 
१०६५-११५८ ई०) । उसके. अभिलेखसे प्रकट होता 
है कि उसने सूरबंशकी राजकुमारी विलासदेवीसे विवाह 
क्रिया था | सम्भवत: रणसूर भी इसी बंशका पूर्ववर्ती 
राजा था। राजेन्द्र चोल (दे०) के आ्राक्रमणके समय 
z दक्षिण te देशपर राज्य कर रहा था। सेन वंश 
(दे०) का उदय होनेपर qe amar पतन हो गया । 
सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इण्डिया (भारत-मंत्री )-१८५२ 
ई० के गवर्नमेष्ट mg इण्डिया ऐक्टके अनुसार, कम्पनीके 
बोर्ड श्राफ कम्ट्रोलकें सभापतिके स्थानपर भारत संबंधी 
मामलोंके विचारार्थ एक विशेष मंत्रीकी नियुक्ति हुई। 
उक्त मंत्री ब्रिटिश मंत्रिमंडलका सदस्य होता था | जब 
१८४८ fom ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे भारतका प्रशासन 
सम्राटके aah ar wat, तबसे भारत-मंत्री ब्रिटिश 
पालियामेण्टमें भारतीय प्रशासनका उत्तरदायी बना। 
इसके सहायतार्थ १५ सदस्योंकी एक परामर्शदात्री समिति 
थी, जिसके कुछ सदस्य भारतकी स्थानीय जानकारी 
रखते थे। प्रारंभमें तो इस व्यवस्थासे इंग्लैण्ड तथा भारत 
- दोनों हो लाभान्वित हुए, परन्तु कुछ वर्षोके उपरान्त 
जब समितिक़े सदस्योंका दृष्टिकोण प्रतिक्रियावादी सिद्ध 
हुआ, तब भारतीय राजनीतिज्नोंने भारत-मंत्रीकी इस 
समितिको अ्रनावश्यक करार दिया । 
भारतीय शासन-व्यवस्थाके संचालन और निद्रेशनके 
संबंधमें भारत-मंत्रीके अत्यंत व्यापक अ्रधिकार थे | वह 
समितिके मतकी अवहेलना भी कर सकता था । अतएव 
arg मार्ले तथा एडविन मान्टेग्यू सदूश सबल मंत्री निरंकुश 
शासकोंकी भाँति व्यवहार करते थे। १६३५ ई० के 
भारतीय संविधान (दे०) [गवर्नमेन्ट are इण्डिया एक्ट 
१६३५] की धाराओंके अनुसार भारत-मंत्रीकी समितिके 
स्थानपर कतिपय परामरशंदाताओ्रोंकी नियुक्ति हुई। 
संविधानमें केन्द्रीय शासनका दायित्व जिस सीमा तक 
क्रमशः भारतीयोंको सौंपनेका विचार किया गया, उस 
सीमा तक भारत-मंत्रीके भ्रधिकार और सीमित हो गये । 
१६४७ ई०्में भारतकी स्वतंत्रता घोषित होनेके साथ ही 
इस पद की समाप्ति कर दी गयी। 
सेठ (अथवा जगत से5)-मुशिदाबादके एक प्रसिद्ध धनाढ्य 
परिवारकी उपाधि, जो महाजनीका कार्य करता था। 
प्रटूठा रहवीं शताब्दीके मध्यसे बंगालकी अ्र्थव्यवस्थापर 
उनका नियंत्रण था। (देखिये, 'जगत सेठ”) | 


सेनवंश-इसने बंगालमे लगभग १०६५,ई० से, १२४५ fo 
तक राज्य feat । इस वंशके शासक अपनेको सामन्तसे न- 
का वंशज मानते थे, जो पहले कर्नाटक (मैसूर) का 
निवासी था, फिर बंगाल आकर बस गया। सामनन्‍्तसेनके 
पुत्र हेमन्‍्तसेनले इस बंशकी शक्तिमें विशेष वृद्धि हुई 
और उसके पुत्र विजयसेनने सर्वप्रथम राजकीय उपाधि 
धारण की | उसने १०६५ से ११५८ fo तक राज्य 
करते हुए पश्चिमी तथा उत्तरी बंगालपर अपना भ्रधिकार 
स्थापित किया। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी वललाल- 
सेन (दे०) ११५६ से ११७६ ई० तक राज्यासीन रहा 
और उपरान्त उसका पुत्र लक्ष्मणसेतन सिहासनासीन 
हुआ । लक्ष्मणसेतका राज समूचे बंगालपर था और कुछ 
काल तक तो उसकी राज्य-सीमा दक्षिण gah उड़ीसा 
और पश्चिममें वाराणसी तक विस्तृत थी । 

लगभग १२०२ ई०में जब बख्तियार खिलजीके पुत्र 
इड्तियारुद्दीन खिलजीके नेतृत्वमें मुसलमानी सेनाने उसकी 
राजधानी नदिया (नतवदीप) पर arr किया, लक्ष्मण- 
सेन पूर्वी बंगालकी ओर भाग गया, जहाँ उसकी मृत्यु - 
हो गयी । उसके ga विश्वरूपसेन तथा केशवसेन पूर्वी 
बंगालपर १२४५ ई० तक राज्य करते रहे । उपरान्त 
पूर्वी बंगालपर भी मुसलमानोंका राज्य स्थापित हो गया। 
सेनवंशका इतिहास कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। 

इस aah शासकोंने बंगाल को एकताके सूत्र में बाँधकर 
उसे एक शक्तिशाली राज्यका स्वरूप दिया, संस्कृत 
भाषा तथा साहित्यको प्रोत्साहन दिया और -जयदेव 
सदुश कवि एवं हलायुध ade धर्मशास्त्रकारोंको 
राजाश्रय प्रदान किया । (र० Mo सजूमदार--बंगालका 
इतिहास, प्रथम भाग, अंग्रेजीमें) । 

ee टामस-ईसा मसीहका शिष्य और ईसाई धर्मप्रचारक | 
छामिक भअनुश्रुतियोंके अनुसार वह भारतके उत्तर पश्चिमी 
सीमा प्रदेशके शासक गुदनाफरके शासनकालमें दक्षिण 
भारत आया और मद्रासके निकट मैलापुर नामक स्थलपर 
शहीद हो गया । किन्तु कुछ विद्वानोंने इस strat 
सत्यतापर संदेह प्रकट किया है। 

ae फ़ांसिस ज़ेबियर-इस aera गणना ईसाई धर्मके 
जेसुइट faq संप्रदायके संस्थापकोंमें की जाती हे । 
परंपरानुसार वह १६ वी शताब्दीसें भारत प्राया। 
भारतकी अनेक शिक्षा-संस्थाएँ उसके नामसे संबंधित हैं 
और उनमें कलकत्ताका We जेवियर्स कालेज उल्लेख- 
नीय है । 

सेल, जनरल सर राबर्ट-एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज सेनानायक, 


¥ov 


सेल्यूकस, नाइकेटर (निकेटर)-संयद बन्धु 





जिसने प्रथम श्रफगान-युद्ध (दे०)में भाग लिया | जब वह 
गण्डमकर्में भारतीय और अंग्रेज सेनाका नायकत्व कर 
रहा था, नवम्बर १८४१ ई०में उसे काबुलकी ओर 
प्रस्थान करनेका area मिला, किन्तु वह इसका पालन 
ने कर सका । उसे पीछे हटकर जलालाबादमें शरण लेनी 
पड़ी, जहाँ शीघ्र ही अफगानोंने घेर लिया । किन्तु उसने 
जलालाबादकी सफलतापूर्वक रक्षा की और अफगानोंको 
पीछे हटनेपर विवश किया । सेलने प्रथम सिवख-युद्ध 
(दे०)में भी भाग लिया। यद्यपि इस युद्धमें अंग्रेज़ोंकी 
विजय हुई, पर १८ दिसम्बर १८४५ ई०को “मुदकीके 
युद्धमें वह मारा गया | 

सेल्यूकस, ewer (निकेटर)-मकदूनियाके शासक सतिक- 
न्दर महान्‌का सेनापति। सिकन्दरकी मृत्युके उपरान्त उसके 
विशाल साम्राज्यके पूर्वी भागोंका वह स्वामी बना श्रौर 
३०६ ई० पू० में उसने राजाकी उपाधि घारण की | इसी 
बीच qaqa ad (दे०)ने सिकन्दर द्वारा विजित 
समस्त भारतीय प्रदेशोंको यूनानी आधिपत्यसे मुक्त कर 
लिया । इन प्रदेशोंपर पुनः अधिकारके लिए सेल्यूकसने 
३०२ ई० के. TH भारतपर आक्रमण करना चाहा पर 
चन्द्रगुप्तने उसके प्रयासकों विफल कर दिया और विवश 
होकर सेल्यूकसको afer करनी पड़ी । इसके अनुसार 
सेल्यूकसने हिन्दूकुश पर्व॑ंतके पूर्वका समस्त भू-भाग, काबुल 
और आधूनिक बलूबिस्तानके प्रदेश चन्द्रगुप्तको दे दिये 
और way सेल्यूकसको ५०० हाथी प्रदान किये । 
सेल्यूकसने act qatar विवाह चन्द्रगुप्तसे कर दिया । 
उसने मेगस्थनीज (दे०) नामक अपना राजदूत चन्द्रगुप्त- 
की राजधानी पाटलिपुत्र भेजा । चन्द्रगुप्त मौयकी इस 
विजयसे भारत कुछ समयके लिए यवनों (ग्रीकों)के 
आ्राक्रमणसे बचा रहा | 

सैयद अहमद खाँ, सर-भारतीय मुसलमानोंके प्रमुख नेता । 
जन्म fer । उन्होंने १८३७ ई० में भारतमें स्थित 
अंग्रेजोंके अधीन सेवाकार्य प्रारम्भ किया और क्रमशः 
सहायक न्यायाधीशके पद तक पहुँच गये । १८७६ ई० में 
उन्होंने सरकारी सेवासे भ्रवकाश ग्रहण कर लिया और 
जीवनके शेष २२ वर्ष मुसलमानोंकी सेवा और seafa- 


* के प्रयासोंमें व्यदीत किये। सिपाही-विद्रोहके feat 


वे अंग्रेजोंके स्वामिभक्त बने रहे। पाश्चात्य संस्कृतिके 
Herat वे भली-भाँति समझते तथा उसके प्रति आदर- 
शील थे। इस कारण उन्होंने ATT आपको पूर्ण मनोयोगसे 
भारतीय मुसलमानोंके मध्य अंग्रेजी शिक्षाके प्रचार-कार्य- 
में लगा दिया | १८७५ ई०में इन्होंने प्रलीगढ़ में मुहम्मडन 


ऐँग्लो-ओरियन्टल कालेज ( To To Ho कालेज ) की 
स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य इस्लामी और यूरोपीय 
विद्या तथा ज्ञानोपार्जनमें समन्वय स्थापित करना था । 
१९२० में भारत सरकारने उक्त कालेजको विश्वविद्या- 
लयके रूपमें मान्यता दी और उसका नाम अलीगढ़ 
मुस्लिम यूनीवर्सिटी पड़ा। इस विश्वविद्यालयसे कई 
योग्य ud विद्वान्‌ नवयुवक मुसलमान निकले । 
बास्तवमें सर सैयद मुसलमान पहले थे और भारतीय 
बादमें | उनका विचार था कि भारतीय मुसलमानोंका 
डहिन्दुओंसे aaa fart और एक विशेष वर्ग है atk 
उनका हिन्दुश्रोंसे कदापि मेलजोल न होता चाहिए | इसी 
कारण उन्होंने देशके मुसलमानोंकों भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेससे अलग रहनेकी राय दी थी, क्योंकि उसमें हिन्दू 
बहुसंख्यक थे | यद्यपि सर सैयद अ्रहमदने भारतीय मुस- 
लमानोंकी स्थिति सुधारनेका अत्यधिक प्रयास किया, 
पर सम्पूर्ण देशके हितमें उनका योगदान महत्त्वपूर्ण नहीं 
कहा जा सकता । 
सेयद बन्धु-भारतीय इतिहासमें हुसैन अली और उसका 
भाई अब्दुल्ला सैयद agate नामसे प्रसिद्ध हैं। वे 
अवधके एक उच्च परिवारमें उत्पन्न हुए श्रौर सम्राद्‌ 
बहादुर शाह प्रथमके राज्यकालके अन्तिम वर्षोमें उच्च 
पदाधिकारी हो गये । वे दोनों बादशाह बनानेवालेके 
eat प्रसिद्ध थे, क्योंकि १७२३ और १७२६ fo के बीच 
उन्होंने कई व्यक्तियोंको दिल्लीका बादशाह बनाया तथा 
अपदस्थ भी किया। सर्वप्रथम उन्होंने १७१३ Toe फर्ख- 
शियर (दे०) को सिंहासन प्राप्त करनेमें सहायता की, तथा 
अब्दुल्ला उसका TMT और हुसैन अ्रली सेनापति बना । 
इस प्रकार दोनों भाई साम्राज्यकी शासन सत्तापर 
नियन्त्रण रखनेकी स्थितिमें रहे । जब फर्देखशिय रने उनके 
विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उन्होंने उसे सिहासनसे उतार कर 
१७१६ fo में उसका वध कर दिया। उपरान्त उन्होंने 
सिहासनपर अपने हाथोंकी कठपुतली शासकोंको श्रासीन 
करके स्वतः राज्य करनेका निश्चय किया। केवल 
१७१६ ई० में ही उन्होंने रफीउद्दाराजात, रफीउद्दौलत, 
नेकसियंर और मुहम्मद इब्राहीमको दिल्लीके सिहासनपर 
बैठा कर उतार दिया तथा उनका वध कर दिया । उनका 
बनाया छठा शासक मुहम्मद शाह था | वह इन AAT. 
महात््वाकांक्षी agate भी चतुर निकला । उसने सैयद 
बन्धुओंके सभी शत्ुओंको अपने पक्षमें मिला लिया, 
जिनमें मीर कमरुद्दीन, जो निजामुल मुल्क आसफजाह- 
के नामसे विख्यात हुआ, प्रमुख था। उसकी सहायतासे 


218) 


सैयद दंश-स्कन्द गृप्त 


‘Cat 





| gaa अ्रलीका वध उस समय करवा दिया गया, जब वह्‌ 
निजामको दण्ड देने मालवा जा रहा था। अब्दुल्लाको 
भी १७२० ई० में एक कठिन युद्धमें पराजित करके बंदी 
बनाया गया और १७२२ ई० में विष देकर मार डाला 
गया । 

सैयद बंश-इसका आरम्भ तुगलक वंशके अन्तिम शासक 
सुल्तान महमूद (दे०) की मृत्युके उपरान्त flaws खसि 
१४१४ ई०में gurl इस वंशमें क्रमशः खिज्र खां 
(१४१४-१४२१ fo), उनका पुत्र मुबारक शाह 
(१४२१-१४३४ ई०), उसका भतीजा मुहम्मद शाह 
(१४३४-१४४५६०) और आलम शाह (१४४४ से 
१४५१ ई०) नामक चार सुल्तान हुए । अंतिम सुल्तान 
इतना अ्रशक्त और wed था कि उसने १४५१ FoF 
बहलोल लोदीको सिंहासन समर्पित कर दिया। ३७ 
वर्षोके शासन कालमें सैयद वंशके शासकोंने कोई भी 
उल्लेखनीय कार्य नहीं किया । 

सोटर मेगस-इसका शाब्दिक श्रर्थ महान्‌ Atal होता है । 
यह उपाधि कुछ ऐसे सिक्‍कोंपर पायी जाती है जिन्हें 
किसी श्रज्ञातनामा शासकने चलाया था और जिसका 
राज्यकाल सम्भवतः कुषाण शासक कथफिश द्वितीय तथा 
कनिष्क (दे०) के बीचमें रहा होगा । 

सोपारा-प्राचीन कालमें भारतके पश्चिमीतट पर स्थित एक 
प्रसिद्ध बन्दरगाह | इसके समुद्र मार्गेसे अत्यधिक व्यापार 
होता था । इस शब्दका शुद्ध रूप शूर्पारक है। 

सोमनाथका मन्दिर-हिल्दुओंका सम्मान्य aes ag सुप्रसिद्ध 
शिव मन्दिर, काठियावाड़के प्रभास पट्टत नामक समुद्र 
तटीय स्थलपर गुजरातके aaa द्वारा निभित कराया 
गया था। इस मन्दिरमें ग्रपार धनसम्पत्ति थी, क्योंकि 
दस सहस्त्न ग्रामोंकी ara इस मन्दिरको प्राप्त होती 
थी । मन्दिरके उपास्य देवकी पूजाके लिए उत्तरी भारत- 
से प्रतिदिन गंगाजल वहाँ ले जाया जाता था। इस 
मन्दिरमें दनिक पूजन कृत्य सम्पादनार्थ एक सहस्त्त 
ब्राह्मण पुजारी नियुक्त थे और ३५० गायकों एवं नर्ते- 
कियोंकी सेवा मन्दिरको समपित थी। प्रतिदिन वहाँ 
इतने भक्त एवं निष्ठावान्‌ हिन्दू दर्शनार्थी sre थे कि 
तीन at नाई उनके क्षौर-कमेके लिए नियुक्त थे । 

इस प्रभूत धन-वेभव-सम्पन्त मन्दिरपर १०२४ Fo 

में सुल्तान महमूद गजनवी (दे०) ने झ्राक्रमण किया 
और उसे ध्वस्त कर डाला। कहा जाता है कि इस 
मन्दिरकी रक्षा करते हुए ५० सहस्त्न हिन्दू युद्धमें मारे 
गये । महमूदने मन्दिरपर अ्रधिकार कर लिया और उसके 


- विशाल शिवर्लिगके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। मन्दिरकी 


अपार सम्पत्ति लूट करके महमूद स्वदेश लौट गया। 
उपरान्त मन्दिरका पुनर्तिर्माण हुआ । (वहाँ पुनर्निर्मित 
मन्दिर भी कई बार नष्ट किये गये और भारतके स्वतंत्र 
होनेपर सरदार पटेलके प्रोत्साहनसे sat स्थलपर पुनः 
एक मसन्दिरका निर्माण हुआ है ।) 

सोमेश्वर प्रथन-उपनाम आझ्राहवमल्‍्ल, कल्याणीके चालुक्य 
वंशका पाँचवाँ शासक, जिसने १०४१ से १०७२ ई० तक 
राज्य किया । उसने कल्याणीकी नींव डाली ale उसे 
ही अपनी राजधानी बनाया । उसे चोल सप्राद्‌ राजेद्ध 
प्रथम (दे०) से संघर्ष करना पड़ा, जिसने उसे कोप्पल 
युद्ध (दे०) में पराजित किया । राजेन्द्र प्रथमके aT 
धिकारी वीर राजेद्धते भी उसे कूडल संगममके युद्धमें 
हराया | इन पराजयोंके बावजूद उसने चांझुक्‍्य वंशकी 
शक्तिको सुरक्षित रखा । 

सोमेश्वर द्वितोय-क्ल्याणीके चालुक्य सम्रादू सोमेश्वर 
प्रथमका ga ate उत्तराधिकारी । उसने केवल चार 
वर्ष (१०७२-७६ fo) राज्य किया और तदुपरान्त 
उसके भाई विक्रमादित्य षष्ठ (दे०) ने उसको ग्रपदस्थ 
कर दिया। 

सोमेश्वर तृतीय-कल्याणीके चालुक्य वंशका झ्राठवाँ शासक 
और सातवें शासक विक्रमादित्य षष्ठका पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी । उसने ११२६ से ११३८ ई० तक राज्य 
किया और उसका शासनकाल Mifare रहा। वह 
राजशास्त, न्याय व्यवस्था, वैद्यक, ज्योतिष, शस्त्नास्त्र, 
रसायन तथा पिंगल सदृश विषयोंपर श्रनेक ग्रन्थोंकी 
रचयिता बताया जाता है। किन्तु उसकी बहुमुखी 
प्रतिभा एवं faget उसकी सैन्य संगठन शक्तिमें 
सहायक न द्वो सकी । उसीके शासनकालमें अ्रधीनस्थ 
सामन्‍्तोंने चालुक्योंकी प्रभुता त्यागकर स्वतन्त्न शासन 
करना प्रारम्भ कर दिया, फलस्वरूप चालुक्‍्य शक्तिका 
Sr होने लगा । 

सोलंकी-राजपूतोंकी एक शाखा, जिन्हें चालुक्य भी कहा 
जाता है। (दे० 'चालुक्य' ) । 

सोलिगरका युद्ध-यह द्वितीय मैसूर-युद्ध (दे०) (१७८०- 
s¥ ई०) के दौरान १७८१ foe मैसूरके शासक दैदर- 
aot तथा श्रंग्रेजोंके बीच EAT था । इस ae प्रंग्रेजोंकी 
विजय हुई । 

सौराष्ट्र (सुराष्ट्र)-वेखिये, 'काठियावाड़ | 

ere गुप्त-गुप्तवंशका भ्रन्तिम महान्‌ TATE | ४५५ Fo 
में ag भ्पने पिता कुमार गुप्तका उत्तराधिकारी EAT । 


४८६ 


स्काटमान्फ्रीफ कमोशन-स्ट्राचो, सर जान 





जब वह राजकुमार था, तभी उसने पुष्यमित्रोंके झ्राक्र- 
मणको विफल कर दिया और तदुपरान्त सिंहासनासीन 
होनेपर उसने हण आक्रामकोंको भी मार भगाया । अपने 
१३ वर्षोके शासन काल (४५४५-६८ fo) में वह fae 
न्तर युद्धोंमें व्यस्त रहा, क्योंकि gory बार-बार प्ाक्- 
मण किये, जिन्हें विफल करनेमें राज्यकी ग्राथिक स्थिति- 
को भारी arate पहुँचा । 
अपने राज्य-कालके ञ्रारम्भिक दिनोंमें उसने कुमार- 

गुप्त प्रथमके शासनकालके अन्तिम वर्षो्में प्रचलित कम 
तौलके सिक्के गलवा करके प्रामाणिक भारके शुद्ध सोने, 
चाँदी तथा ata faa प्रचलित किये | किन्तु हणोंसे 
निरन्तर युद्ध करनेके कारण उसे भी राज्यकालके 
afar वर्षामें qari भारी मात्रामें मिलावट करनी 
पड़ी । फिर भी उसने काठियावाड़की सुदर्शन झीलके 
विशाल बाँधको पुनः निर्मित करानेके लिए धन उपलब्ध 
किया । इस झीलका निर्माण सर्वप्रथम चन्द्रगुप्त मौर्य 
(दे०) ने कराया था, उसके cha अशोक (दे०) ने उस 
झीलसे fang लिए नालियाँ बनवायीं । तदुपरान्त 
शक महाक्षत्रप रुद्रदामन (दे०) ने इसका जीर्णोद्धार 
कराया | स्कन्द गुप्तके राज्यकालमें काठियावाड़में उसके 
smite शासक पर्णदत्तवे ४५६ ई० में उक्त बाँधका 
जीर्णोद्धार कराकर उसे दृढ़तर किया और दो वर्षोंके 
उपरान्त Tans ga चक्रपालितने इस बाँधपर एक 
विष्णु मन्दिरका निर्माण कराया । महान्‌ गुप्त सम्राटोंमें 
स्कन्दगुप्त अन्तिम प्रतापी राजा था । 

स्काटमान्क्रीफ कम्रीशन-इस झ्रायोगकी स्थापना १६०० 
fo में तत्कालीन areata लार्ड HAT की । इसका 
उद्देश्य सम्पूर्ण भारतवर्षमें सिचाईकी सुविधाके लिए 
योजना वनाना AT | ATS कर्जनने TATA इस प्रस्ताव- 
पर स्वीकृति दे दी कि ३,००,००,००० पौण्ड (तीन 
करोड़ पौण्ड ) के अनुमानित व्ययसे ६५ लाख एकड़ भूमि- 
की सिंचाई-व्यवस्था की जाय । 

eaten चर्च कालेज-कलकत्ता स्थित यह विद्यालय 
भारतीय शिक्षामें Rates डॉ० अलेक्जेन्डर डफ (दे०) 
नामक पादरीके प्रयासोंका स्मारक है। प्रारम्भमें इसका 
नाम डफ कालेज था और इसकी स्थापना १८३० ई० 
में हुईं। बीसवीं शताब्दीके प्रारम्भमें इसका नाम स्का- 
fem चर्च कालेज पड़ा। भारतमें पाश्चात्य ferent 
प्रसारार्थ ईसाई मिशनों और मिशनरियोंके महत्त्वपूर्ण 
योगदानके ज्वलन्त उदाहरणोंमें यह्‌ विद्यालय भी है 1 

स्कूल बुक सोसाइटी-इस समितिकी स्थापना १८१८ Loe 


डेविड हेयर नामक अंग्रेजके प्रयाससे कलकत्तामें हुई । 
इस समितिका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी पुस्तकोंका भारतमें 
ही मुद्रण, प्रकाशन तथा अल्प मूल्यमें विक्रम करना था । 
a, सर आरेल-एक विख्यात प्राचीन वस्तुओंका संग्रह- 
कर्त्ता, पुरातत्त्वविद्‌ तथा अन्वेषक | उसने मध्य एशियामें 
विस्तृत अन्वेषक कार्य किया और बहुतसे बौद्ध स्तूपों श्रौर 
मठोंके ध्वंसावशेष, बुद्ध और हिन्दू देवताओंकी मूत्तियाँ 
तथा भारतीय भाषाओं और भारतीय लिपियोंमें 
लिखी हस्तलिखित पोधियाँ ढूँढ़ निकालीं । वह संस्कृत 
भाषाका प्रकांड विद्वान्‌ू था और उसने कल्हण (दे०) 
की राजतरंगिणीका अंग्रेजी भाषामें अनुवाद किया है । 
स्टीवर्ट, जनरल-दूसरे अ्रफगान-युद्ध (१८७६-८० 
ई०) के समय अफगानिस्तान स्थित ब्रिटिश सेनाका 
कमाण्डर | काबुलमें ब्रिटिश दूत काकाकरी (दे०) की 
२४ जुलाई १८७६ Fo को हत्या कर दिये जानेके बाद, 
जनरल स्टीवर्टने शीघ्रतासे कन्दहारपर अधिकार कर 
लिया, जो १८७६ fo की गन्दमककी संधि (दे०) के 
द्वारा अमीरको लौटा दिया गया था। इस प्रकार 
बादमें ब्रिटिश सेनाने श्रफगानोंसे जो प्रतिशोध लिया, 
उसका पथ इस सफलताने प्रशस्त कर दिया । 


स्टुअर्ट, चाल्सं-एक वाणिज्य विशेषज्ञ | लार्ड कानंवालिस 


(दे०)ने उसीकी सलाहपर भारतमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके 
वाणिज्य-व्यापा रका निर्देशन करनेवाले नियम बनाये । 

स्टुअर्ट, जनरल-दूसरे मैसूर-युद्धके दौरान इसने १७६१ 
SoH पोर्टों नोवोकी लड़ाईमें प्रशंसनीय योगदान दिया । 
बादमें सर भ्रायरकूटके स्थानपर उसे ब्रिटिश सेनाका 
केमाण्डर बना दिया गया। किन्तु, १७८२ ई०में हैदर 
अलीकी मृत्युसे जो अवसर प्राप्त हुआ था, उसका लाभ 
उसने नहीं उठाया। बादमें मद्रासके गवर्नर ATE मेकार्टनीसे 
उसका झगड़ा हो गया । इस झगड़ेसे अंग्रेजोंके युद्ध संचा- 
aad भारी बाधा पड़ी । 

oats, जनरल-१८७८ ई० में काबुल पहुँचनेवाले रूसी 
दूत-मण्डलका FAT | श्रमीर शेख प्रली(दे०)को पड़ोसीके 
नाते स्वाभाविक रीतिसे उसका स्वागत समारोह झायो- 
जित करना पड़ा। वाइसराय लार्ड लिटन प्रथमने श्रनुचित 
रीतिसे इसी घटनाको बहाना बनाकर दूसरा श्रफगान- 
युद्ध (दे०) SF feat जो १८७८ से १८८० तक चला। 

स्ट्राची, सर जान-इंडियन सिविल सर्विसका एक ख्याति- 
प्राप्त सदस्य । उसने तथा उसके भाई सर fers वाइस- 
राय लार्ड लेंसडोन (दे०), MS Fat (दे०) तथा aE 
लिटन प्रथमके शासनकालमें उच्च पदोंपर ary किया । 


usd 


स्ट्राबो-स्थानीय स्वशासन 
सर जानने भारतमें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारोंके 
सम्बन्धोंको निर्देशित करनेवाले नियमोंका निर्धारण 
किया । सर रिचर्ड अकाल कमीशनका प्रध्यक्ष था, जिसने 
अकाल कोड (दे०) का निर्माण किया। 

स्ट्राबो-एक यूनानी इतिहासकार। उसने सिकन्दरके 
आक्रमणके समयकी भारतकी दशाका वर्णन किया है और 
मेगस्थनीज (दे०) की “इंडिका'से भ्रनेक उद्ध रण दिये हैं । 

स्थानकवासी-श्वेताम्बर जेनोंका एक सम्प्रदाय | इसकी 
उत्पत्ति आधुनिक कालमें हुई है। मूर्ति-पूजामें इसका 
विश्वास नहीं है । 

स्थानीय स्वशासन-भारतमें किसी न किसी रूपमें सभी 
युगोंमें cetera था | प्राचीन कालमें गाँवोंमें तथा नगरोंमें, 
जो छोटे-छोटे राज्योंके रूपमें थे, सफाई, संचार, न्याय 
तथा शांति-ब्यवस्था पंचायती deals हाथमें थी । 
चोल राज्यमें इस व्यवस्थाकी सफलताके प्रमाण विशेष 
रूपसे पाये गये हैं। अठारहवीं शताब्दीमें देशमें जो 
अव्यबस्था व्याप्त रही उसमें श्रधिकांश पंचायत व्यवस्था 
नष्ट हो गयी तथा सारी सत्ता तथा कर्तव्य सर- 
कारके हाथमें केन्द्रित हो गये। प्रारम्भमें सरकारने 
गाँवोंके प्रशासनकी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की । 
घाट-उतराई तथा सड़कों एवं पुलोंके निर्माणके लिए जो 
घन एकत्न किया जाता था, उसका प्रबन्ध जिला मजिस्ट्रेट 
स्थानीय कमेठियोंकी सहांयतासे करते थे । 

स्थानीय स्वशासनकी दिशामें पहला प्रयत्त बम्बईमें 
हुआ । वहाँ १८५६६ ई०में एक Uae पास किया गया, 
जिसके द्वारा मालगुजारीपर उपकर लगाने तथा उसका 
ad एक अलग कमेटी द्वारा करनेका प्राविधान किया 
गया । यह कमेटी सारे जिलेके लिए भी होती थी ate 
उसके सब-डिवीजनोंके लिए भी । बम्बईमें इस व्यवस्था- 
की सफलतासे प्रोत्साहित होकर १८७० ईश्में भ्रन्य 
प्रांतोंके जिलोंमें भी इसी प्रकारकी कमेटियाँ गठित कर 
दी गयीं। इन कमेटियोंने स्थानीय सुख-सुविधाओंमें 
काफी सुधार किया, परन्तु इन कमेटियोंपर अधिकारियों- 
का पूर्ण प्रभुत्व रहता था। फिर इनके भ्रधीन पूरा जिला 
होता था, जो इतना बड़ा होता था कि उसकी gare 
रीतिसे देखभाल संभव नहीं थी । 
लाडे रिपन (दे०) चाहता था कि स्थानीय संस्थाझरों- 

को लोगोंको स्वशासनकी शिक्षा देनेका केन्द्र बनाया 
जाय । १८८२ ई०में उसने झ्रादेश दिया कि जिलेके 
प्रत्येक सब-डिवीजनमें स्थानीय dearer गठन किया 
जाय, उनमें निर्वाचित गैर-सरकारी सदस्योंका बहुमत 





डंपघ७छ 

रहे और उनकी भ्रध्यक्षता एक गैर-सरकारी चेयरमैन 
करे। इस प्रकार स्थानीय स्वशासनकी दिशामें ठोस 
कदम उठाया गया, यद्यपि लार्ड रिपनने जो उदार 
सिद्धांत निरूपित किये थे, उनको नौकरशाहीके विरोधके 
कारण अनेक वर्षों तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका | 
१६२१ ई०के बाद जब. स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित 
विषय बना दिया गया और um savant मंत्रीके 
seta कर दिया गया, तभी जिला atet तथा स्थानीय 
बोडॉपर निर्वाचित गैर-सरकारी जन-प्रतिनिधियोंका 
पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ्ना । 

arg रिपनके ही तयाससे weal तथा शहरोंका 
म्युनिसिपल प्रशासन, जो जिला मजिस्ट्रेटोंके अधीत था, 
म्युनिसपलटियोंको सौंपा गया, जिनमें नागरिकोंके द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे | इन प्रतिनिधियोंको 
म्युनिसिपल कौंसिलर कहते थे। उन्हें ATA अध्यक्ष 
चुननेका भ्रधिकार था, जो गैरसरकारी व्यक्ति भी हो 
सकता था | म्युनिस्रपलटियोंके जिम्मे सफाई, रोशनी, पेय 
जल, सड़कोंका निर्माण तथा शिक्षा आदि अन्य नागरिक 
सुविधाग्रोंकी व्यवस्थाका भार सौंपा गया | नौकरशाहीके 
विरोधके कारण इस व्यवस्थाकों १६२१ oR पूर्व 
तक पूर्ण रीतिसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका । 

कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रासके तीन प्रेसीडेंसी नगरों- 
का म्युनिसिपल प्रशासन अलग ढंगसे विकसित हुआ और 
ग्रामीण क्षेत्रोंका म्युनिसिपल प्रशासन अलग ढंगसे। 
उन्‍नीसवीं शताब्दीके मध्य तक इन तीन नगरोंका म्युनि- 
सिपल प्रशासन गवर्नर-जनरल द्वारा जस्टिस श्राफ पीस- 
की उपाधिसे सम्मानित विशिष्ट नागरिकोंकी कमेटियोंके 
हाथमें रहता था। उनके जिम्मे सफाई तथा पुलिस- 
व्यवस्था थी। उन्हें नगरके भीतर मकानोंके मालिकों 
तथा निवासियोंसे शुल्क लेकर धन संग्रह करनेका भी 
अधिकार था ॥ १८५५६ ई०में इन तीन नगरोंमें सफाई- 
की व्यवस्था बनाये रखने तथा सुधारके लिए तीन 
कमिश्नरोंकी नियुक्ति की गयी । 

कलकत्तामें गैसकी रोशनी करने तथा नालोंका 
निर्माण करनेके लिए विशेष प्रबंध fed गये ‘ag 
व्यवस्था अप्रभावशाली सिद्ध होनेपर १५७६ Gow 
कलकत्ता कारपोरेशनका Gast किया गया। उसके 
७२ सदस्योंमेंसे ४२ को करदाताझ्रोंके निर्वाचित प्रति- 
निधि बना दिया गया, किन्तु चेयरमैन सरकार द्वारा 
मनोनीत किया जाता था। १८८२ ईशमें निर्वाचित 
सदस्योंकी deat बढ़ाकर ५० कर दी गयी, TT 


स्थायी बंदोबस्त-स्लीमन, सर विलियम 





१५६६ ई०में उनकी संख्या घटाकर कारपोरेशनकी कुल 
सदस्य-संख्याकी श्राधी कर दी गयी और चेयरमैनको, 
जो सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता था, विस्तृत 
भ्रधिकार प्रदात कर fet गये। निर्वाचित सदस्योंकी 
संख्या घटाये जानेका कलकत्ताकी जनता द्वारा ata 
विरोध किया गया और विरोध -स्वरूप कलकत्ता कारपो- 
रेशनके भ्रट्ठाईस सदस्योंने सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके नेतृत्वमें 
इस्तीफा दे दिया। चौबीस साल बाद उन्हीं सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जीके नेतृत्वमें, जो उस समय बंगालके स्थानीय स्व- 
शासन मंत्री थे, १८६६ ई० का प्रतिक्रियावादी कानून 
रद कर दिया गया भ्रौर एक नया कानून बना, जिसके 
द्वारा कलकत्ता कारपोरेशनकों नया रूप दिया गया | 
अब उसके लगभग सभी सदस्य HATA द्वारा निर्वा- 
चित किये जाते थे। इन सदस्योंको श्रपना मेयर 
(महापोर) चुनने तथा कारपोरेशनके एक्जीक्यूटिव 
अ्रफसरोंको नियुक्त करनेका श्रधिकार होता था । 

बम्बईमें १८७२ ई०में कारपोरेशनका नया संविधान 
बनाया गया, जिसके द्वारा उसका रूप बदल war) 
अब उसमें सरकारो सदस्योंके बजाय, निर्वाचित सदस्यों- 
की बहुलता रहने लगी | उसके चौसठ सदस्योंमें केवल 
एक-चौथाई सदस्य सरकारके द्वारा मनोनीत किये जाते 
थे। उसका चेयरमैन सरकारके द्वारा नियुक्त किया 
जाता था ae उसे कमिश्नर कहते थे। उसका यह 
संविधान कुछ श्रावश्यक संशोधनोंके साथ, जिसके द्वारा 
निर्वाचित सदस्योंकी संख्या और बढ़ा दी गयी, तबसे 
ast तक कायम है। इसी प्रकार मद्रास कारपोरेशनमें 
१८८४ ई० में निर्वाचनका सिद्धान्त लागू किया war 
उसका चेयेरमेन भी एक वेतनिक सरकारी श्रधिकारी 
होता है, जिसे सरकार नियुक्त करती है। 

स्थायी बंदोबस्त-लार्ड कानंवालिस (दे०) ने १७६३ ई०में 

बंगाल, बिहार तथा उड़ीसामें प्रचलित किया। ag 
भूमि-व्यवस्था तथा मालगुजारी वसूली (दे०) की एक 
प्रणाली थी । इसके areata जमींदारकों इस शर्तंपर 
जमीनका मालिक स्वीकार कर लिया गया कि ag वर्ष- 
की एक नियत तिथिपर सरकारी खजानेमें वाधिक माल- 
गुजारी जमा कर दे । यह जमींदारको रैयतसे मिलने- 
वाले लगानका €०.प्रतिशत होती थी। इस प्रणालीके 
भनन्‍्तर्गेत रेयतको जमींदार जब चाहे तब जमीनसे 
बेदखल कर सकता था I~ 

इस प्रणालीके सम्बन्धमें परस्पर विरोधी मत प्रकट 
किये गये हैं । कुछ छोगोंके विचारमें यह व्यवस्था साहस- 


पूर्ण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण थी, जिससे सरकार, जमींदार 
तथा जनता, तीनोंको लाभ gary अन्य लोगोंके विचार- 
Hag एक भारी गलती थी जिससे काश्तकारोंको कोई 
लाभ नहीं हुआ । यह स्वीकार करना होगा कि स्थायी 
बन्दोबस्तके अन्तर्गत काश्तकारोंको पूरी तरहसे जमीं- 
दारोंकी कृपापर छोड़ दिया गया और इसके फलस्वरूप 
सरकारको मालगुजारीमें. भविष्यमें होनेवाली वृद्धिको 
तिलांजलि दे देनी पड़ी fag, इसके साथ ही यह भी 
सत्य है कि इस व्यवस्थासे ब्रिटिश सरकारको उस समय 
स्थायित्व प्राप्त हो गया, जब उस्ते इसकी सबसे श्रधिक 
आवश्यकता थी । किन्तु, इस व्यवस्थाके ग्रन्तर्गंत जमीं- 
दारोंको भ्रनुचित रीतिसे जो लाभ प्रदान किये गये थे 
तथा काश्तकारोंको जो कठिनाइयां होती थीं, उनको 
ध्यानमें रखते हुए हालमें जमींदारोंको मुप्नावजा देकर 
यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है 1 

ate ग्म्पम्‌-स्गम्‌-पो-तिब्बत (dle देश) का सबसे प्रसिद्ध 
राजा, जिसने ६२६ ई० से ६५० ई० तक राज्य किया। 
इस प्रकार वह आंशिक रूपमें ह॒ष॑वर्धन (दे०) का सम- 
सामयिक था। उसने ६४६-४७ ई०में हेवर्धनकी मृत्यु- 
के बाद उसकी गद्दीपर अधिकार कर लेनेवाले aA 
पर अभ्रधिकार कर लिया। उसने बौद्ध-धर्म ग्रहण कर 
लिया और तिब्बतमें उसका प्रचार किया । उसने ल्हासा 
नगरकी स्थापना की और भारतीय लिपिके भ्राधारपर 
भोट लिपि निर्मित करायी, जो श्राज भी तिब्बतमें 
प्रचलित है। 

स्लिम, सर विलियभ-एक ais सेनानायक, जो द्वितीय 
महायुद्धमें १४ वीं सेनाका कमाण्डर था। उक्त सेना 
दक्षिण-पूर्ण एशिया तथा भारतमें जापानी श्राक्रमणको 
रोकनेमें लगी हुई थी। उम्तकी सेनाकी सातवीं टुकड़ीने 
१६४४ ई० में मणिपुरके निकट कोहिमा नामक स्थलपर 
जापानियोंको art बढ़नेसे रोका । इस प्रकार उसने 
भारतमें जापानियोंके बढ़ावको रोकनेमें पर्याप्त सफलता 
प्राप्त की । 

स्लीमैन, सर विलियम-ईस्ट इंडिया कम्पनीकी सेवामें नियुक्त 
एक पदाधिकारी। लाई विलियम बेन्टिकके प्रशासन-कालमें 
उसने ठगोंके दमनमें प्रमुख भाग लिया । उपरान्त वह 
अवधमें रेजीडेन्टके पदपर नियुक्त हुआ और इस पदपर 
१८४८ से १८५४ ई० तक रहा। श्रवधमें फैली हुई 
प्रशासकीय दुर्व्य॑वस्थाके सम्बन्धमें उसके द्वारा भेजी गयी 
रिपोर्टो'के mart १८५६ ई० में भ्रवध ATT 
राज्यमें मिला लिया गया । 


ed 


स्वेज नहुर-हबीबुल्ला खाँ अमीर 





FAM नहर-१८६६ ई० में तैयार की गयी, जिससे भूंम०4- 


सागर लालसागरसे मिल गया | इसके फलस्वडुप भारत 
और यूरोपके बीच समुद्री मार्ग काफी छोटा हो गया। 
इससे qa और पश्चिमके बीच व्यापारको ही नहीं, 
भारतमें यूरोपीय विचारोंके प्रचार-प्रसारको शी प्रोत्सा- 
aa मिला। यह नहर लेसेप्प नामक फ्रांसीज्षी इंजीनियर- 
ने बनायी है | 

स्वेन, बलारा-पहली महिला डाक्टरके ऋपमें १८७४ Loi 
भारत ar । वह जन्मसे aera श्री । छः वर्ष बाद 
दूसरी महिला डाक्टरका sores हुआ | वह अंग्रेज थी 
और उसका नाम फनी .बंटलर था। पहली भारतीय 
महिला डाक्टर, एक बँगाली महिला, श्रीमती कार्टम्बनी 
गांगुली थी । 


g 


हंदर शिक्षा wits रिपन (१८८०-८४ fo) के 
प्रशासवकालमें १८$२ ई०में नियुक्त किया गया । कमी- 
शनने भारतकी शिक्षा सम्बन्धी safer सिंहावलोकन 
किया और १८५४ oH निर्धारित पश्चिमी शिक्षाका 
प्रसार करनेकी नीतिका पूरी तरहसे भ्रनुमोदन किया । 
कमीशनकी सिफारिश थी कि जनतामें प्राथमिक शिक्षाका 
विस्तार तथा सुधार करनेके लिए विशेष उपाय किये 
जायें । शिक्षा विभागमें श्रधिक ae व्यक्तियोंको arate 
करनेके उद्देश्यसे उसका पुनःसंगठन किया जाय | उसने 
शिक्षण संस्थाओ्रोंकी अनुदान देनेकी प्रणालीका श्रनुमोदन 
किया और सिफारिश की कि सभी स्तरोंकी शिक्षा 
श्रधिकाधिक निजी संस्थाओ्रोंके हाथमें छोड़ देनी चाहिए 
और सरकारको अनुदान द्वारा उनकी सहायता करनी 
चाहिए। सरकारने रिपोर्ट स्वीकार कर ली और उसके 
फलस्वरूप देशमें शिक्षण संस्थाझ्रोंकी संख्यामें स्थिर 
गतिसे वृद्धि होने लगी । 

हंटर, सर बिलियम विलसन-( १८४०-१९०० fo )- 
एक परिष्कृत शिक्षाविद, ग्रन्थकार, सांख्यिकीविज्ञ अधि- 
कारी, जिसने ग्लासगो, पेरिस तथा बानमें शिक्षा प्राप्त कर 
१८६२ fot इंडियन सिविल सर्विसमें प्रवेश किया और 
बंगालमें नियुक्त हुआ। उसमें धारा-प्रवाह लिखनेकी 
शक्ति थी । १८६८ ई०में उसने ग्रामीण बंगालका ऋमानु- 
सार इतिहास” लिखकर राजनेताके रूपमें अभ्रच्छा नाम 


Boe 

कमाया | चार साल बाद 'भारतकी Bat भाषाझ्रोंका 
तुलनात्मक कोश' प्रकाशित करके अपने पांडित्यका भी 
परिचय दिया । भारतके सांख्यिकीय सर्वेक्षणका प्रबंध 
किया और १८७५-७७ ई०में “बंगालका सांख्यिकीय 
विवरण २० खंडोंमें प्रकाशित किया । इम्पीरियल गजे- 
टियर आफ इंडिया भी २३ खण्डोंमें तैयार किया, जिससे 
saat विद्वत्ता तथा परिश्रमशीलताका प्रमाण मिलता है। 
१४८२-परेमें शिक्षा कमीशन (दे०) की प्रध्यक्षता की । 
क्रमीशनकी रिपोर्टने देशकी शिक्षा-नीतिपर बहुत हृद 
तक प्रभाव डाला । १८८७ ई०में श्रवकाश ग्रहण करने- 
पर “हल आफ इंडिया' (भारतके शासक) पुस्तक- 
मालाका संपादन किया और स्वयं 'डलहौजी” और '"मेयो'- 
पर पुस्तकें लिखीं। उसकी लेखन-शैली अत्यंत सुन्दर 
थी और उसकी पुस्तक रोचक होनेके .साथ-साथ श्रत्यंत 
ज्ञान-वर्द्धक थीं। उसकी पुस्तकोंने अंग्रेजी भाषा-भाषी 
संसारकों भारतसे परिचित करानेमें काफी योगदान 
किया । 

हकीम दवाई-फारसीका एक विद्वान्‌ तथा शाहजादा खुरंम 
(बादमें बादशाह शाहजहाँ) का उस्ताद.। 

हकीम, शाहजादा मुहस्मद-बादशाह हुमायूँ (१५३०-३६ 
ई०)का दूसरा लड़का और भ्रकबरका भाई | श्रकबरने 
उसे भ्रफगानिस्तानका हाकिम बना दिया भौर वह काबुल- 
में रहने लगा। १५८१ ई०में उसने भ्रकबरके खिलाफ 
बगावत कर दी; परंतु वह कुचल दी गयी। भ्रकबरने उसे 
क्षमा कर दिया भर वह भ्रफगानिस्तानका हाकिम बना 
रहा | शाहजादा gars जबर्दस्त पियक्कड़ था। शराब- 
खोरीकी वजहसे १५८४ ई०में उसकी मृत्यु हो गयी । 

हड़प्पा-सिधु घाटी-सभ्यता (दे०)का एक प्राचीन Fez, 
जो अब पश्चिमी पाकिस्तानके sata पंजाबके मांटगोमरी 
जिलेमें है। यह लगभग तीन मील परिधिका विशाल नगर 
था। पुरातत्त्व विभाग द्वारा की गयी खुदाईके फलस्वरूप 
यहाँ सुनियोजित ढंगसे बने नगरके ध्वंसावशेष मिले हैं । 
नगरमें श्रनाजके गोदाम, श्रमिकोंके निवासस्थान, परिखा- 
प्राकार और द्वारोंसे युक्त दुर्ग तथा श्मशान भूमिके भ्रवशेष 
मिले हैं। बहुत-सी मोहरें भी मिली हैं जिनपर अंकित 
लिपिको श्रभी पढ़ा नहीं जा सका है। खुदाईमें मिले 
अवशेषोंसे प्रकट होता है कि यहाँपर उन्नत सभ्यता 
वर्तमान थी । 

ह॒बोबुल्ला खाँ अमीर-सन्‌ १६९०१ ईश०में अपने पिता 
प्रमीर भ्रब्दुरंहमानके मरनेपर अ्रफगानिस्तानकी गद्दीपर 
बैठा । सन्‌ १६१६९ में उसकी gear कर दी गयी । उसने 





ufo 


४९० 


FART शाह, सेफ्दीन-हरदयाल 





ब्रिटिश सरकारसे हिज मैजेस्टीकी उपाधि प्राप्त कर 
अफगानिस्तानकी स्वाधीनतापर व्यावहारिक स्वीकृति 
प्राप्त की । जब सन्‌ १९०७ में ब्रिटेन तथा रूसने प्रफगा- 
निस्तानके संबन्धमें अमीरसे परामर्श किये बिना एक 
करारपर हस्ताक्षर किये, तो अमीरने उसपर अपनी 
स्वीकृति देनेसे इनकार कर दिया । अ्मीरकी नीति यह 
थी कि ब्रिटेन gaat रूसकी अ्रधीनता स्वीकार किये 
बिना स्वतंत्रता कायम रखी जाय । प्रथम विश्वयुद्ध 
(१६१४-१४) में अमीरने तटस्थ रहकर ब्रिटिश सरकार- 
की बड़ी सेवा की । अमीरकी हत्या हो जानेपर उसका 
बेटा अमानुल्ला खाँ गद्दीपर बैठा । 

हमजा शाह, सैफुद्दीन-बंगालका एक नबाब, जो इलियास 
शाही वंश (दे०) का था। उसने केवल एक वर्ष और 
कुछ महीने (१४१०-१२ ई०) शासन किया और उसकी 
गद्दी राजा गणेश (दे०) ने छीन ली । 

हमोद खाँ-सैयद वंश (दे०) के अ्रंतिम सुल्तान arava 
(१४४५-५३ fo) का दीवान | उसने बहलोललोदीको 
दिल्‍्लींकी गद्दीपर कब्जा करने में मदद दी थी, परन्तु 
बहलोलने गद्दीपर बैठनेके बाद उसको जेलमें डाल दिया, 
ताकि वह नये सुल्तानके मार्गका काँटा न बन सके | 

हमीदा ary बेगस-ब्रादशाह हुमायूँकी बेगम तथा उसके 
लड़के HATH माता। अकबरके राज्यकालके प्रार- 
म्भिक agit प्रशासनपर उसका काफी प्रभाव था । 

हम्मीर-मेवा इका एक AL राजपूत, जो राजवंशसे सम्ब- 
न्धित था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजीके शासनके 
अंतिम दिनोंमें, १३१६ ई० के आसपास उसने feels 
सुल्तानसे चित्तौड़ वापस छीन लिया । उसका शासनकाल 
लम्बा और गौरवपूर्ण था । उसने १३६४ Go तक ATT 
मृत्युसे पूर्व पूर्वजोंका सारा राज्य फिरसे जीत लिया था । 

erie देव-रणथंभौरका चौहान राजा, जिसने १२८२ से 
१३०१ fo ae अपनी मृत्यु पर्यन्‍्त राज्य किया। 
हम्मी रने बड़ी आनबानके साथ अपना शासन आरम्भ 
किया । उसने मालवाका एक भाग तथा गढ़मंडल जीत 
लिया, अपने राज्यकी सीमा मालवामें उज्जैन तक तथा 
राजपूतानामें ma पर्वत तक बढ़ा ली। ag इतना 
शक्तिशाली था कि सुल्तात जलालुददीन खिलजीने 
१२६१ fo में waar किला सर करनेका प्रयत्न 
त्याग दिया | बादमें उसने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी- 
की सेनाके बगावत करनेवाले सरदारोंकों शरण देकर 
उसकी खुली अवहेलना की । उसने सुल्तानकी फौजके 
दो हमलोंको विफल कर दिया। परंतु अंतमें १३०१ ई०में 


सुल्तानने स्वयं किला घेर लिया और उसे फतह कर 
लिया । 

हरकिशन-सिक्‍्खोंके ast गुरु (१६६१-६४ fo) । वे 
सातवें गुरु हररामके पुत्र और उत्तराष्कारी थे। 
उन्होंने भी अपने पितामह गुरु हस्गोजिन्द सिंहकी 
भाँति सिक्‍खोंको शस्त्र धारण wath लिए प्रोत्साहित 
किया । 

हरगोविन्द-सिक्‍्खोंके छठें गुरु (१६० ६-४५ Zo) | बादशाह 
जहाँगीरके आदेशसे पाँचवें गुरु अ्जु नको फाँसी दे दी 
जानेपर वे Tage बैठे । वे केवल धर्मोपदेशक ही नहीं, 
कुशल संगठनकर्ता भी थे और उन्होंने अपने अनुयायियों- 
को शस्त्र धारण करनेके लिए प्रेरित किया तथा छोटी- 
सी सेना इकट्ठा कर छी । इससे कुपित होकर बादशाह 
जहाँगीरने उनको बारह वर्ष तक Fah डाले रखा। 
रिहा होनेपर उन्होंने शाहजहाँके खिलाफ बगावत कर 
दी, और १६२८ Lot अमृतसरके निकट संग्राममें शाही 
'फौजको हरा दिया। अन्‍्तमें उन्हें कश्मीरके पहाड़ोंमें 
शरण लेनी पड़ी, जहाँ १६४५ ई० में उनकी मृत्यु हो 
गयी | 

हरदत्त-बुलंदशहर अ्रथवा TAT राजा, जिसपर सुल्तान 
महमूदने १०१८ ई० में हमला किया | उसने सुल्तानकी 
अधीनता स्वीकार करके YRS कर ली और इस्लाम धर्म 
कबूल कर frat 

हरदयाल-एक सुशिक्षित भारतीय क्रांतिकारी, जो दिल्‍ली- 
के निवासी थे । पंजाब विश्वविद्यालयसे ससम्मान बी० 
Uo पदवी प्राप्त HAH बाद वे आक्सफोर्ड जाकर पढ़ने 
लगे। वहाँ उनमें ब्रिटिश शासन-विरोधी dla भावना 
उत्पन्त हो गयी । भारत लौटनेपर उन्होंने अपने क्रांति- 
कारी विचारोंका प्रचार आरम्भ कर दिया। भारत 
सरकारने जब उनके मार्गमें रुकावट खड़ी कर दी, तब 
१६०८ fo HF देशसे ब्राहर चले गये तथा यूरोपका 
विस्तृत भ्रमण करते हुए अंतमें ग्रमरीकामें जाकर बस 
गये । वहाँ उन्होंने गदर पार्टीका संगठ न किया एवं भारत 
और जर्मनीके सहयोगकी जोरदार वकालत करने लगे । 
इस कारण उन्हें अमरीकासे निर्वासित कर दिया गया । 

अस्तमें वे यूरोप चले गये और बलिनको अपना 

मुख्यालय बना लिया | वहाँसे उन्होंने भ्रफगानिस्तानमें 
अंग्रेजोंके खिलाफ बगावत करानेकी कोशिश की, परन्तु 
उनकी कोशिशें नाकाम रहीं । जर्मनीकी हारके बाद वे , 
स्टाकहोममें बस गये और वहाँ भारतीय भाषाओ्रोंके 
प्रोफेसर बना दिये गये । उनकी मृत्यु मध्य acy 








५५ 

हरद्वार-हशेंल HAT 
हुई, जहाँ वे व्याख्यान देने गये थे । वे भारतमें ब्रिटिश 
शासनके विरुद्ध सशस्त्न विद्रोह संगठित करनेके समर्थक 
तथा उम्र समाजवादी थे । 

हरद्वार-उत्तर प्रदेशमें हिल्दुश्नोंका सबसे पवित्न तीर्थस्थात | 
यहाँपर गंगा पहली बार पहाड़से मैदानमें उतरती 
हैं । यहाँपर गंगा-स्तान अत्यंत पुण्यक्ारी माना जाता 
है । इसके निकट aad गुरुकुल विश्वविद्यालयकी 
स्थापना की गयी है । 

हरपाल देव-देवगिरिका यादव राजा था। वह राजा 
रामचन्द्र देवका दामाद और उत्तराधिक्रारी था जिसे 
अलाउद्दीन खिलजीने १२६४ fo में हराया था और 
खिराज देनेके लिए विवश किया था। सुल्तान अला- 
उद्दीन खिलजीका देहान्त हो जानेपर हरपाल देवने 
खिराज देना बन्द कर दिया, और अपनेको लगभग 
स्वतन्त्र कर लिया । परन्तु १३१७ ई०में सुल्तान मुबारक 
(दे०) ने उसे हरा दिया और He करनेके बाद फाँसी 
देदी। 

हर राय-सिक्‍्खोंके सातवें ae (१६४६-६१ ई०) थे । 
उन्होंने avi पितामह गुरु गोविन्द सिंहकी वित्तीय 
नीति जारी रखी । 

हरविजय-कश्मीरी कवि द्वारा लिखित काव्य जिसमें 
पचास सर्ग हैं। रत्तकरनका समय नौवीं शताब्दीका 
मध्य भाग माना जाता है। वह कश्मी रके राजा अवबंती- 
ada (दे०) का समसामयिक था । 

हरिनाथ-एक प्रसिद्ध हिन्दी लेखक था, जिसे बादशाह 
अकबर (१५६६-१६०२५ ई०) का ग्राश्रय प्राप्त था । 

हरिपत फड़के-एक मराठा सेनापति, जिसने ताना फड़न- 
वीसके आदेशसे दिसम्बर १७८५ go में मैसूरके टीपू 
सुल्तानके विरुद्ध मराठा सेनाका सेनापतित्त्व किया wiz 
टीपूको सुलहकी बातचीत शुरू करनेके लिए विवश 
किया । फलस्वरूप १७८७ ई० में संधि हुई, जिसके 
द्वारा टीपूने मराठोंकों ४५लाख रुपया और मराठों 
द्वारा अ्रधिकृत इलाकोंके बदलेमें बदामी, किठूर और 
amas जिले देना मंजूर कर लिया। 

हरि विजय सूरि-एक प्रमुख जैन मुनि थे, जो बादशाह 
अकबर (१५६६-१६०५ ई०) के समयमें हुए | वादशाह 
अकबरने फतेहपुर सीकरीके इबादतखंनेमें धामिक 
विषयोंपर विचार-विनिमयके लिए जिन विद्वानोंको 
आमंत्रित क्रिया था, उनमें हरि विजय सूरि भी थे । 

हरिषेण-वाकाटक वंश (दे०) का प्रंतिम राजां था, जिसने 
चौथीसे छठीं शतताब्दीतक मध्य प्रदेशपर शासन किया । 








४९१ 


हरिषेण-गुप्तवंशके द्वितीय सम्राट समृद्रगुप्त ( लगभग 


३३०-८० ई०) का एक सेनापति तथा दरबारी कवि 
था, जिसने इछाहाबादके स्तम्भपर उत्कीर्ण समुद्रगुप्तकी 
विजययात्वाओंका वर्णन के रनेवाली प्रशस्तिकी रचना की । 

हर्रिसिह-तिरहुतका राजा । उसने १३२१ ई० में नेपाल- 
पर हमला किया और वहांके राजा जयसमुद्र मल्लकों 

रास्त करके तराईके सारे इलाकेपर अपना प्रभुत्व 

स्थापित कर लिया । उसने भात गाँवकों श्रपनी राज- 
धानी बनाया और चीनसे दौत्य सम्बन्ध स्थापित: 
क्रिया । उसने स्थानीय राजाओं अधिकारारूढ़ 
बनाये रखा । उसके उत्तराधिकारियोंने १४१८ ई० तक 
तेपालपर शासन किया । 

afefag नवला (नलवा)- पंजाबके महाराजा रणजीत 
सिहका fara सेनापति, जिसने मई १८३४ ई० में 
arava किला. cag कर लिया और वह महाराज 
रणजीत सिंहके कब्जेमें at गया। उसके पराक्रमका 
बड़ा दबदबा था | 

हरिहर प्रथम-संगमका पुत्र था। उसने अपने चार भाइयों- 
की सहायतासे, जिनमें वुक्काराय प्रथम सबसे मुख्य था, 
१३३६ fo F तुंगभद्गाके दक्षिणी तटपर विजयनगरकी 
स्थापना की और इस प्रकार उस क्षेत्रमें विजयनगर 
साम्राज्य की नींव डाली । इस कार्यमें उसे दो ब्राह्मण 
आचार्यो, माधव विद्याराय और उनके ख्यातनामा 
भाई, वेदोंके भाष्यकार सायणसे भी सहायता मिली । 
पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र cee बीचके सारे भू-भागपर 
अपना साम्राज्य स्थापित करनेके बाद हरिहर प्रथमकी 
१३५४-५४ ईश०में मुत्यु हो गयी । 

हरिहर द्वितीय-वुक्क प्रथमका पुत्र तथा उत्तराधिकारी, 
जो विजयनगर साम्राज्यका दूसरा राजा हुआ। उसने 
१३७७ से १४०४ ई० तक राज्य किया | उसने विजय- 
नगर साम्राज्ययी सीमा दक्षिणमें त्रिचनापल्‍लीतक 
फैला दी । 

aie कम्रेटी-ब्रिटिश भा रतमें मुद्रा-सुधारपर विचार करने - 
के लिए १८९२ ई०में यह नियुक्त की गयी । उसकी 
सिफारिशोंके marae भारत सरक़ारने टकसालोंमें 
सोना और चाँदी ले जाकर जनता द्वारा मनचाही मात्रा- 
में सिक्के ढलवाना बंद कर दिया । फिर भी टकसालोंमें 
१ शिलिंग ४ पेंसकी विनिमय दरपर चाँदीके रुपयोंके 
बदलेमें सोना ले लिया जाता था। सार्वजनिक ऋणोंकी 
अदायगीके रूपमें गिन्नियाँ स्वीकार कर ली जाती थीं । 
एक fret १५ रुपयेके बराबर मानी जाती थीं। इन 








SR de - हव>मुजेजिड: 
सुधारोंके फलस्वरूप सोना बिनिमय मूल्यका भ्राधार बन 
गया, फिर भी तब तक उसे कानूनी मान्यता नहीं 
मिली थी। 
ह॒षं-करामरूपका सालसतम्ब-्वंशी राजा। वह श्राठवीं 
शताब्दीके मध्य भागमें दिज्य करता था। उसने अपनी 
पुत्री राज्यमतीका विवाह नेपालके राजा जयदेवसे 
किया था । 
हबं-कश्मी रका एक राजा, जिसने १०५६ से. ११०१ Fo 
. तक राज्य किया | वह बड़ा अत्याचारी था। क्र्रतामें 
उसकी तुलना रोमके सम्राद नीरोसे की जाती है । 
ed चरित-हष॑वर्धनके राजकविबाणकी रचना है। इसमें 
हर्षका प्रारम्भिक जीवन वृदान्त मिलता है जो विध्या- 
चलके जंगलोंमें उसकी बहिन राज्यश्रीसे भेंट होनेके 
साथ समाप्त हो जाता है। इसमें Sia राज सभा, सेना 
और ga mae समाजिक जीवनका विशद्‌ चित्र 
मिलता है । 
ह॒र्षवर्धन-कन्तौज और थानेश्वरका राजा (६०६-४७ई०)। 
वह थानेश्वरके राजा प्रभाकरवर्धनका दूसरा पुत्र था। 
बड़े भाई राज्यवर्धनंकी ६०६ ई० में मृत्यु हो जानेपर 
उसने राज्यका शासन-भार सँभाला। जिस समय हर्ष 
सिहासनपर बैठा, स्थिति अत्यन्त संकटपूर्ण थी। गौड़ 
(बंगाल) के राजा शशांकने उसके बड़े args वध कर 
डाला था और उसकी छोटी बहिन राज्यश्री श्रपने प्राणों- 
की रक्षाके लिए किसी भज्ञात स्थानमें भाग गयी थी । 
इसके पति, कन्नौजके राजा ग्रहवर्माकों मालवाके राजाने 
युद्धमें हरानेके बाद मार डाला था। 
हष॑वर्धनने शीघ्र ही श्रपती बहिनको ढूँढ़ निकाला 
ओर कामरूपके राजा भास्कर वमसे संधि करनेके 
बाद गौड़के शशांकके विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी । 
ae शायद शशांकको TAA उतार नहीं पाया, क्योंकि 
शशांक ६१६ fo तक तो निश्चित रूपसे राज्य करता 
रहा और उसके बाद भी शायद कई वर्ष तक जीवित 
रहा । फिर भी उसने एक बड़ी सेना एकत्र कर ली और 
सिहासनपर बैठनेके बाद ag लगातार- छह at तक युद्ध 
करता रहा, जैसाकि उसके समसामयिक चीनी यात्री 
ह्युएनसांग श्रथवा युवान च्वांगने लिखा है, उसने पंच- 
हिन्दू को जीत लिया | 'पंचहिन्दू से युवान च्वाज्का ATT 
भारतके किन-किन भागोंसे है, यह स्पष्ट नहीं है । फिर 
भी प्राचीन लेखोंसे सिद्ध होता है कि हषंवर्धेनने: वल्लभी, 
मगध, कश्मीर, गुजरात तथा सिंधको जीत लिया । 
दक्षिणमें इसकी सेनाओंको लगभग ६२० ई० में 





5 


हर -हलेविड 
चालुक्य राजा पुलकेशीय feat नमंदाके तटसे पींछे 
खदेड़ दिया, परन्तु वस्तुतः वह अपने लम्बे राज्यकालमें 
बराबर युद्ध करता रहा और उसके द्वारा अंतिम लड़ाई 
६४३ ई० में गंजाममें छेड़नेक। उल्लेख मिलता है । इस 
प्रकार उसने विशाल साम्राज्यकी स्थापना की, जिसकी 
सीमाएँ उत्तरमें ॥हमाचछादित पर्वतों तक, दक्षिणमें 
नर्मदा नदीके तट ae, Tah गंजाम तथा पश्चिममें 
acral तक विस्तृत थीं। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य- 
की राजघानी थी । 

हर्ष बड़ा योग्य शासक था और उसने महाराजा- 
घिराजकी पदवी धारण कर ली थी । उसने चीनी सम्राटसे 
दौत्य सम्बन्ध स्थापित कर रखा था | वह सभी घर्मोका 
झ्रादरकरता था, शिव और सूर्यके साथ-साथ बुद्धकी भी 
उपासना करता था। बादमें उसका झुकाव महायान बौद्ध 
धर्मकी ओर अधिक हो गया were, अशोककी भाँति 
उसने भी अपने साम्राज्यमें यात्रियों, दीन-दुखियों तथा 
रोगियोंकी सेवा-सुविधाके लिए स्थान-स्थानपर धर्मशाला, 
gat, चिकित्सालय आ्रादिका प्रबन्ध कर रखा था | वह 
प्रचुर मात्रामें दान देता था और पाँच sath राज्यकोष- 
में जो धन एकत्न होता था, उसे प्रयागमें गंगा और यमुना- 
के संगमपर एक महोत्सव करके दान कर डालता AT | 
चीनी यात्री ह्यएन-त्सांग अथवा युवान Vat ६४३ Go 
में इस प्रकारके छठे महोत्सवर्में सम्मिलित gar ar 
उसने महोत्सवका जो वर्णन किया है, उससे ह्षवर्धनके 
ऐश्वयं और उसकी दानशीलताका स्पष्ट प्रमाण 
मिलता है। 
giaia उच्च कोटिका कवि भी था। उसने 

संस्कृतमें नागानंद, र॒त्नावली तथा प्रियदर्शिका नामसे तीन 
नाटकोंकी रचना की है। वह कवियों और विद्वानोंका 
आश्रयदाता था, कादम्बरी और हर्ष चरितके लेखक 
बाण, सुभाषितावलीके रचयिता मयूर और विद्वान चीनी 
यात्री ह्युएन-त्सांग (दे०) को उसने आश्रय प्रदान 
किया था । ; 

हर्ष-संवत्‌-थानेश्वर भौर कन्नौजंके मह/राजाधिराज हर्ष- 
वर्धनके सिंहासनारूढ़ होनेपर ६०६ fo Hag प्रचलित 
gat 

हलेबिड-होयसल नरेश द्वार समुद्रकी राजधानी, जहाँका 
होयसलेश्वर मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर वास्तु- 
कलाकी भश्रत्यन्त उल्लेखनीय कृति है और सारे एशियामें 
मानवीय उद्यमका इससे उत्तम उदाहरण दूसरा नहीं 
मिलता है। 


५१३ 


हल्दीघाटको लड़ाई-हाजसन, AAA BATA 


४९३ 





हल्दीधाटकी लड़ाई-देखिये 'गोधूंदाकी लड़ाई । 

हसन अली अब्दुल्ला-सैयद बन्धुओं (दे०)में बड़ा भाई । 
छोटा भाई हुसेत अली (दे०) था । 

हसन wet खाँ-बादशाह wa (१६५८-१७०७ई०) 
का एक सेनापति । मथुराके फौजदारकी हैसियतसे उसने 
१६६६ ई० गोंकुला (दे०) के नेतृत्वमें जाटोंका बलवा 
दबाया था | 

हसन-ए-देहलवी-शेख निजामुद्दीन हसतका नाम | सुल्तान 
अलाउद्दीन खिलजी (१२६६-१३२६ fo) के शासन- 
कालमें फारसीके एक कविके रूपमें उसकी ख्याति भारत- 
से बाहर तक फैल गयी थी । 

हसन खाँ-बादशाह शेरशाह (१५४०-४५ Fo) का पिता। 
वह अपने पिता इब्राहीमके साथ पेशावरसे आया झौर 
पंजाबके एंक जागीरदारकी सेवामें रहने लगा। वहीं 
उसका लड़का फरीद Gar हुआ जो बादमें शेरशाहके 
नामसे मशहूर हुआ | बादमें हसनको जौनपुरके सूबेदार- 
से बिहारके सासाराममें एक जागीर मिल गयी वह अपनी 
पत्नीके प्रभावमें आकर जो शेरशाहकी विमाता थी, 
अपने लड़केके साथ,श्रच्छा बर्ताव नहीं करता था | इसके 
फलस्वरूप शेरशाह अपने पितासे अलग हो गया । आगे 
चलकर उसने जो प्रसिद्धि प्राप्त की, उसमें उसके पिताका 
कोई हाथ नहीं था । 

हसन खाँ सेवातो-एक अफगान सरदार, जिसने दिल्‍लीकी 
सल्तनतपर लोदी वंशका ग्रधिकार बनाये रखनेकी कोशिश 
की । बाबरको हरानेके लिए वह मेवाड़के राणा सांगासे 
जा मिला और १५२७ SoH खानवाके युद्धमें राणा सांगा- 
करे साथ वह भी प्रथम मुगल बादशाह बाबर (१५२६- 
३० ई०) से पराजित हुआ | 

हसन जफर खाँ-बहमनी राज्य तथा वंशका संस्थापक | 
(afaa, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह) | 

हसन्‌ न-निजामी-एक मुस्लिम इतिहासकार | उसने ताजुल- 
माप्तिरकी रचना की, जिसमें दिल्लीकी पहली सल्तनत 
(दे०) का प्रामाणिक विवरण मिलता है । 

हस्तिवर्मा-वेज्जीका राजा । द्वितीय सम्राट समुद्र गुप्त 
(लगभग ३३०-३८० ई०) ने दक्षिण भारतके जिन 
राजाओंको हरानेके बाद उनका राज्य लौटा दिया था, 
उनमें हस्ति-वर्मा भी था । विश्वास किया जाता है कि 
वह सालंकायन वंशका था जो उस समय क्रृष्णा और 
Marat नदियोंके बीच एल्लो रके सात मील उत्त रमें स्थित 
बेज्ी श्रथवा पेद्दा-वेज्भीमें राज्य करता था। 

हाई कोर्ट-भारतमें हाईकोटॉकी. स्थापना १५६१ ई० के 


इंडियन हाईकोर्टे्सू ऐक्टके अंतर्गत की गयी । इससे पहले 
कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में दो-दो उच्च न्यायालय 
थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट, जिसकी स्थापना ब्रिटिश 
सरकारने की थी, दूसरे सदर दीवानी अदालत तथा सदर 
निजामत अदालत, जिसकी स्थापना ईस्ट इंडिया Heat 
की थी । ag दोहरी न्याय व्यवस्था at बाधक सिद्ध 
हो रही att इसलिए १५६१ ई० में तीनों नगरोंमें उनके 
AMAT एक-एक उच्च न्‍्यायालयको स्थापना की गयी । 
बादमें एक उच्च न्‍्यायात््यकी स्थापना इलाहाबादमें तथा 
१८६६ ई० में एक चीफ कोर्टकी स्थापना पंजाबमें की 
गयी । इन न्यायालयोंमें एक ही जाब्ता दीवानी, जाब्ता 
फौजदारी तथा भारतीय दंड विधानके अनुसार न्याय 
किया जाता था । इन सब कानूनोंका निर्माण १८५६ से 
१८६१ ई० के बीच किया गया। अब भारतके सभी 
मुख्य राज्योंमें एक-एक उच्च न्यायालय है । 

हाकिन्स, कैप्टेन विलियम-'हेक्टर' नामक जहाजपर पूर्व- 
की झोर ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी तीसरी यात्राका 
संचालक | बादशाह जहाँगी रके नाम इंग्लैंडके राजा जेम्स 
प्रथमका FA लेकर वह १६०८ Soh सूरत पहुंचा। 
हाकिन्स स्थल मार्गसे मुगल दरबारमें गया और जहाँगी र- 
से भेंट की । वह मुगल दरबामें १६११ ई० तक रहा। 
जहाँगीर उससे अक्सर मिलता था और उसे ४०० 
सवारोंका मनसबदार बना दिया। बादशाहके कहनेसे 
उसने एक आरमेनियाई ईसाई लड़कीसे विवाह कर 
लिया । उसने अंग्रेजोंको व्यापार सम्बन्धी कुछ सुविधाएँ 
देनेके लिए बादशाहकों अनुकूल कर लिया, परंतु पु्त- 
गालियोंके विरोधके कारण इनपर अ्रमल नहीं हो THT | 
हाकिन्स १६११ fo में मुगल दरबारसे चला गया और 
१६१२ ई० में इंग्लैप्ड वापस हुआ । उसने भारतकी 
अपनी यात्राका वर्णन लिखा है । 

हाग, सर स्टुअर्ट साण्डसं-बीस वर्षकी ग्रवस्थामें १८५३ 
ई० में इंडियन सिविल afaat प्रवेश | वह पुराने 
पश्चिमोत्तर प्रांतकें राजनीतिक विभागमें नियुक्त gar 
और गदरके समय पंजाबमें अ्रच्छा कार्य किया। बादमें 
उसका तबादला बंगाल कर दिया गया, जहाँ बह कल- 
कत्ताका पुलिस कमिश्तर तथा १८६३ से १८७७ fo 
तक म्युनिसपल बोड्डका चेयरमैन रहा । उसने कलकत्ता 
नगरके प्रबन्धमें सुधारकी नीति चालू की और उसकी 
स्मृतिमें कलकत्तामें चौरंगीके निकट हाग मार्केट स्थापित 
किया गया । 

हाजसन, WIT FET (१८००-९४ ई०)-रेलीवरी 


Mau 


४९४ 


हाजी अहमद-हाफिज रहमत खाँ 





कालेजमें शिक्षा प्राप्त की और १८१८ ई० में इंडियन 
सिविल सर्विसमें प्रवेश किया । उसका अधिकांश समय 
नेपालमें बीता जहाँ वह १८२० से १८३३ ई० तक 
असिस्‍्टेण्ट रेजीडेण्ट रहा और उसके बाद मुख्य रेजीडेण्ट 
aar दिया गया | इस पदपर वह १८४४ fo तक रहा। 
उसने नेपालके धर्म, साहित्य तथा भाषाका अध्ययन 
किया एवं नेपालकी विविध जातियों, वहाँके वन्य जीवों 
तथा भूगोलका भी अध्ययन किया। उसने नेपालमें 
उत्तरी भारतके बौद्ध ग्रंथोंका अनुसंधात किया और 


उनके अध्ययनमें इतना महत्त्वपूर्ण योग दिया कि महान्‌ 


फ्रेंच प्राच्यविद्याविद्‌ बरनाफने उसे ate धर्मके वास्त- 
विक अध्ययनका सूत्रपात करनेवाला” बताया है। 

हाजी अहमद--बंगालके नवाब अलीवर्दी खाँ (१७४०-५६ 
ई०) (दे०) का भाई। १७४० fot गिरियाके युद्धमें 
सरफराज खाँ (दे०) को पराजित करनेमें अ्रद्मदने 
अपने भाई अलीवर्दीकी बड़ी मदद की और उसे बंगाल- 
का नवाब बनाया । अहमदकी सबसे छोटी लड़की ही 
नवाब सिराजुद्दीला (१७५६-५७) (दे०) की माँ थी। 

हाजी इब्राहीम सरहिन्दी-एक बहुत बड़ा विद्वान्‌ तथा 
संस्कृतका AAT | उसने THIS श्रकबरकी छत्नछायामें 
अपना जीवन व्यतीत किया । उसने अथर्ववेदका अनुवाद 
फ़ारसीमें किया । 

हाजी इलियास-लगभग १३४५-५७ fo में बंगालका 
सुल्तान | उसने शम्सुद्दीन इलियास शाहकी उपाधि 
ग्रहण की और पूर्वी बंगालपर अधिकार करके उड़ीसा 
एवं तिरहुतसे कर वसूल किया । फिर बह बनारस तक 
बढ़ आया। waa: दिल्लीका सुल्तान फीरोजशाह 
तुगलक (१३५७ ई०) उसका मुकाबला करनेके लिए 
आगे बढ़ा । लेकिन इलियासने प्रतिरक्षाकी ऐसी सुन्दर 
व्यवस्था की थी कि फीरोजशाह उसे पराजित किये 
बिना ही दिल्‍ली लौट गया । इलियास १३५७ ई० में 
पाण्डुआमें मृत्युको प्राप्त हुआ | उसके वंशजोंने पश्चिमी 
बंगालपर १४६० Fo तक शासन किया | 

हाजी मौला-सुल्तान अलाउद्दीन (१२६६-१३१६ ई०) 
का एक असंतुष्ट राज्याधिकारी | कोतवालके चुनावमें 
अपनी उपेक्षा किये-जानेसे वह आक्रोशसे भर गया। 
जिस समय अलाउददीत रणथम्भोरकी लड़ाईमें लगा 
हुआ था, उसने दिल्लीमें बगावत कर दी, कोतवालको 
मार डाला, लाल महलपर कब्जा कर लिया, खजानेमें 
घुस गया और वहांकी दौलत लूटकर अपने समर्थंकोंमें 
ate dt) उसने सुल्तान इल्तुतमिशके एक बंशजको 


दिल्‍्लीका सुल्तान घोषित कर दिप्रा । परन्तु बगावतंका 
यह झंडा Sag चार दिन तक बुलंद रह रुका । सुल्तान 
झलाउद्दीतके समर्थकोंने लाल महलपर फिरसे कब्जा 
कर लिया और हाजी मौला और उसके द्वारा dart गये 
शहजादेको मार डाला। इस वगाब्तके फलस्वरूप 
अलाउद्दीतका ध्यात अपने प्रशासनकी लुटियोंकी ओर 
गया और उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि भविष्यमें 
इस प्रकारकी बगावतें न होने पायें। (देखिये, 'अलाउद्दीन 
खिलजी) 

हाडसन, मेजर विलियम स्टीफेन Va (१८२१-४८ ई०)- 
कैम्ब्रिजका स्नातक, जो १८४५ ई० में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीकी सेवामें atari उसने प्रथम सिक्‍्ख-युद्ध 
(१८४५ ई० ) में भाग लिया और १८४६ ई० में 
पंजाब दखल कर लिये जानेपर असिस्टेंट कमिश्नर 
नियुक्त हुआ । किन्तु वह शीघक्र बेईमा।नीके aoa 
नौकरीसे हटा दिया गया, बादमें उसे आरोपोंसे मुक्त 
कर दिया गया और नौकरीमें फिर ले लिया गया। 
गदर शुरू होनेके समय वह फौजमें अ्रफसर नियुक्त 
हुआ | उसने घुड़सवारोंकी एक पलटन तैयार की, जो 
हाडसनकी घुड़सवार पलटन कहलाती थी। दिल्लीपर 
Fu sa जानेके समय वह भी अपनो पलटनके साथ 
मौजूद था । दिललीपर अधिकार होनेके बाद ag हुमायूँके 
मकबरे पहुँचा और वहाँ बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर 
ment गिरफ्तार कर लिया । उसने शाहजादाकों भी 
गिरफ्तार किया और वहीं मार डाला। फिर उसने 
कानपुरके निकट होनेवाली लड़ाईमें भाग लिया । लख- 
want फिरसे दखल करनेके लिए जो लड़ाई हुई, उसमें 
वह १२ मार्च १८५८ fo को मारा गया। गदरके 
दौरान भारतीयोंके श्रति अपने प्रतिहिसापूर्ण व्यवहारके 
लिए वह कुख्यात है । 

हाथीगुम्फा लेख-देखिये, ‘area’ | 

हाफिज्ञ रहमत खाँ-१८ वीं शताब्दीके oF दशकके प्रारंभ- 
में रहेलखण्डपर शासन करनेवाले रुहेला सरदारोंका 
मुखिया । वह सरदार अली मुहम्मदके मरनेपर उसके 
बेटोंका संरक्षक बता, लेकिन बादमें स्वयं राज्यका 
मालिक बन बैठा । १७७२ ई० में रुहेलखंडपर मराठोंके 
हमलेकी wider ge रहमत खाँने अवधके नवाब 
शुजाउद्दौलासे समझौता किया कि वह मराठोंकों भगाने- 
की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, इसके बदलेमें रहमत खाँ 
४० लाख रुपया नवाबकों देगा । यह समझौता ब्रिटिश 
सेनापति सर Tae THAT मध्यस्थतामें हुआ था। उस 





१९ 


हारमाओस-हाडिज, हेनरी, बाइकाउण्ट 


४९५ 





समय तो मराठे रुहेलखण्डकी सीमासे दूर चले गये, 
लेकिन १७७३ ई०में वे फिर श्रा धमके और गंगा पार 
करके रुहेलखण्डमें रामघ्राट तक आ पहुँचे । अ्वधका 
तवाब प्रंग्रेजी फौजकी सहायता लेकर, जिसका नेतृत्व 
सर Uae बाकर कर रहा था, आगे बढ़ा । मराठे 
लड़नेके पहले ही भाग खड़े हुए । नवाबने रहमत att 
समझौतेके भ्रनुसार ४० लाख रुपयोंकी माँग की । रहमत 
खाँने रुपये नहीं दिये atx यह बहाना किया कि नवाबने 
कोई लड़ाई नहीं,लड़ी | नतीजा यह हुआ कि १७७४ 
ई०में नवाबकी सेनाओंने अंग्रेजी Barat साथ लेकर 
रुहेलखण्डपर धावा बोल दिया। मीरनपुर. कटराके 
युद्धमें रहमत खाँ बहादुरीसे लड़ा, लेकिन मारा गया । 
वह योग्य, बहादुर और सुसंस्कृत शासक था, जो अपनी 
हिन्दू प्रजाका बहुत ध्यान रखता था | उसके शासन 
कालमें रुहेलखण्डने बहुत उन्नति की | 

हारमाओंस-भा रतके उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रमें राज्य करने- 
वाला अंतिम यवन राजा । ag Saat सनकी प्रथम 
शताब्दी में राज्य करता था। भारतमें FAT साम्राज्य- 
के संस्थॉपक कदफिसस प्रथमने उसका राज्य छीन 
लिया | 

हारीतिपुत्र-अ्र्थात्‌ हारीति ऋषिके वंशज | सातर्काण 
(दे०) और wear राजा अपनेको हारीतिपुत्र 
कहते थे। 

हाडिज, चार्स, पेन्सहस्टका बैरन-१६१० से १६१६ fo 
तक भारतका वाइसराय । वह ars हाडिजका ga था 
जो १८४४ से १८४८ fo तक भारतका गवनेर-जनरल 
रहा । उसके प्रशासन कालमें १९११ ई० में जाज॑ पंचम 
सम्राज्षके साथ भारत आया और feet एक शानदार 
दरबारमें उसकी ताजपोशी हुई । उसी समय भारतकी 
राजधानी कलकत्तासे दिल्‍ली स्थानांतरित किये जानेकी 
घोषणा की गयी । इसके साथ ही पूर्वी बंगालको फिरसे 
पश्चिमी बंगालमें मिलाने और उसका शासन wafers 
गवर्नर द्वारा किये जाने, बिहारको उड़ीसामें मिलाकर 
लेफ्टिनेण्ट-गवर्न रके अ्रधीन एक नया प्रान्त बनाये जाने 
तथा चीफ कमिश्नरके अधीन आसामको पुनः अलग प्रांत 
बनानेकी भी घोषणा की गयी । 

१६१२ ई०में जब लाड्डे हाडिज औपचारिक रीतिसे 
नयी राजधानी (तयी दिल्ली) में प्रेवेश कर रहा था, 
sare बम फेंका गया, जिससे वह गम्भीर रूपसे घायल 
हो गया । इस काण्डके बाद भी उसने अपनेको शान्त रखा 
ae प्रतिशोधकी tet arg नीति नहीं चलायी जैसी 


१६१६ Fo के उपद्रवोंके बाद ats चेम्सफोर्डन चलायी 
थी। १६१३ ई० में लार्ड हाडिजनें मद्रासमें एक साव॑- 
जनिक सभामें भाषण करते हुए दक्षिण अफ्रीकाकी 
सरकार द्वारा पास किये गये भारतीय-विरोधी इमिग्रेशन 
Gaz (भारतीय प्रवास कानून) की ata आलोचना की 
और उसे द्वेषपूर्ण एवं भ्रनुचित बताया । साथ ही गांधी 
जीने इस सम्बच्धमें जो सत्याग्रह-आ्रान्दोलन चला रखा 
था उससे सहानुभूति व्यक्त की और एक ऐसी जाँच 
कमेटीकी नियुक्तिकी माँग की जिसमें भारतीयोंको भी 
सम्मिलित होनेकी अनुमति दी जाय । अन्तमें दक्षिण 
अ्फ्रीकाकी सरकारकों झुकना पड़ा और उसने एक 
कमीशनकी नियुक्ति कर दी, जिम्तकी रिपोर्टके आधारपर 
भारतीय प्रवास कानूनमें इस प्रकारके संशोधन कर दिये 
गये कि गांधीने उसे दक्षिण mate भारतोयोंकी 
स्वाधीनताका मैग्ना चार्टा (घोषणापत्न) बताया । 
are हाडिजके प्रशासन-कालकी सबसे महत्त्वपूर्ण 
घटना थी अगस्त १६१४ ई० में प्रथम विश्व-युद्धका 
छिड़ जाना तथा उसमें भारतकों भी शामिल कर दिया 
जाना | are हा्डिजने बड़े साहसका परिचय दिया ate 
भारतमें जितने भी ब्रिटिश सैनिक उपलब्ध थे उन्हें तथा 
बड़ी dent भारतीय सेनिकोंके दस्तोंको लड़नेके लिए 
भेज दिया । लार्ड हाडिजकी लोकप्रियता तथा ब्रिटेतके 
प्रति भारतकी निष्ठाका परिचय इस बातसें मिलता है 
कि इसके प्रशासनके प्रारम्भिक adit राजनीतिक 
आन्दोलनों तथा आतंकवादी गतिविधियोंका प्राबल्य 
होनेके बावजूद भारत पूर्ण रूपसे राजभक्त बना रहा 
और TAT १९१६ Fo की ब्रिटिश विजयमें यथेष्ट योग 
दिया। 
हाडिज, हेनरी, वाइकाउण्ट-१८४४ से १८४८ fo तक 
भारतका गवर्नर-जनरल । नियुक्तिके समय उसकी उम्र 
५६ साल थी और at यूरोपके दक्षिण-पश्चिममें स्थित 
आइबेरियन प्रायद्वीपमें नेपोलियनकी फौजोंसे होनेवाली 
लड़ाइयोंमें हिस्सा लिया | उसने अपने प्रशासनके शुरूके 
डेढ़ वर्षों भारतमें रेल पथ बनानेकी दिशामें प्रारम्भिक 
कदम उठाये, गंगा नहरकी योजनाको श्रागे बढ़ाया, 
सती-प्रथा (दे०), shee vida salt प्रचलित 
शिशुह॒त्या तथा मानव-बलिकी सामाजिक कुरीतियोंको 
मिटानेके लिए प्रभावशाली arezargat कीं । 
उसके प्रशाप्तत कालकी सबसे मुख्य घटना पहला 
सिक्‍्ख-युद्ध (दे०) (१८४४-४६ fo) था, जिसमें 
सुबराहानकी लड़ाईमें पंग्रेजोंकी विजय हुई झौर लाहौर- 


L446 


४९६ 


हाल- हिण्डाल, मिर्जा 





की संधिके द्वारा सतलजक्े उस पारकी सारी भूमि तथा 
सतलज-ब्यासके बीचका जलंधरका सारा दोमग्राबा 
अंग्रेजोंकी aia दिया गया । इसके साथ ही सिक्‍खोंने 
अंग्रेजोंको १५ लाख पौंड (डेढ़ करोड़ रुपया) हर्जाना 
अ्यवा कश्मी रका इलाका और पाँच लाख पौंड नकद 
हर्जाना देता मंजूर कर लिया। fagatt कश्मीरका 
इलाका सौंप देना पसंद किया और वह qo लाख पौंडमे 
जम्मूके राजा गुलाब सिंहके हाथ बेच दिया गया । पहले 
सिक्‍्ख-युद्धकी विजयके उपलक्ष्यमें गवर्नर-जनरलको 
वाइकाउण्टका पदक दिया गया | १८४८ ई०में भारतके 
गवर्नर-जनरलके पदसे MATT ग्रहण करनेपर लाई 
हाडिज ब्रिटेनमें ऊँचे पदोंपर रहा। वह पहले ब्रिटिश 
सेनामें तोपखानेकरा प्रधान और फिर प्रधान सेनापति 
हुआ । उसने ब्रिटिश सेनामें कई सुधार किये । उसकी 
मृत्यु १५५६ ई० में हुई । 

हाल-सातवाहन वंश (दे०) का सत्रहवाँ राजा । उसके 
राजकीय जीवनके बारेमें कुछ पता नहीं है, परन्तु उसका 
नाम महाराएट्री प्राकृतमें लिखी श्रृंगार रसकी कविताश्रों- 
के संग्रह “गाथा सप्तशती'के साथ जुड़ा Za हैं । 

हालवेल, जान जेफानिया-(१७११-९८ ई०)-ग्रह एक 
astra सहायक बनकर ईस्ट इण्डिया कम्पनीके जहाज- 
से १७३२ Cok कलकत्ता ग्राया और कम्पनीके जहाजों- 
Hasta नियुक्त हो गया । ag पठना, ढाका और 
कलकत्तामें रहा । कलकत्तामें वह प्रधान सर्जन बना 
दिया गया । बंगालके नवाब सिराजुद्दौलाने जब १८ जून 
१७५६ ई०में कलकत्तापर हमला किया, वह कौंसिलका 
सातवाँ सदस्य ar wate ड्रेक और कौंसिलके सभी 
ज्येष्ठ सदस्य कलकत्तासे भाग गये और गंगाके मुहानेपर 
स्थित फुल्टामें शरण ली। किलेकी रक्षाका भार हाल- 
बेलपर AT पड़ा | वह केवल एक दिन Ser रह सका। 

२० जून, १७५६ ई०को नवाबकी फौजोंने किलेपर 

कब्जा कर लिया। हालब्रेलके वर्णतके अनुसार १४६ 
अंग्रेज cat और पुरुष, जिनमें ag भी सम्मिलित था, 
किलेके अन्दर एक तंग अंधेरी कोठरीमें, जिसमें हवा 
और पानीका कोई इंतजाम नहीं था, कैद कर दिये गये। 
दूसरे दिन qag उसमें केवल २३ FA, जिसमें वह भी 
था, जिंदा बचे | बाकी दम घुटने और प्याससे मर गये। 
हालवेल कैदीके रूपमें मुशिदाबाद भेज दिया गया और 
१७ जुलाई, १७५६ ई० को छोड़ा TA) अगले वर्ष 
फरवरीमें वह छुट्टीपर इंग्लैंड चला गया और थोड़े 
समय बाद बंगाल कौंसिलका सदस्य बनकर वापस 


लौटा । २८ जनवरीसे २७ जुलाई, १७६० ई० तक 
उसने गवर्नरकी हैसियतसे भी कार्य क्रिया और वैन्सी- 
टार्ट gant उत्तराधिकारी बना। इसके बाद उसने 
कम्पनीकी नौकरीसे अवकाश ले लिया | १७६१ ई० में 
वैन्तीटार्टके गवर्नर नियुक्त होनेपर कोर्ट ary डाइरेक्टर्स- 
को एक विरोध-पत्न भेजा गया जिसपर उसने भी हस्ता- 
at किया था। इसीपर उसे कम्पतीकी नौकरीसे निकाल 
दिया गया । हालवेलमें लेखन प्रतिभा थी, परन्तु उसने 
अंधेरी कोठरी'की gaz कहानीका जो विवरण दिया 
है, उसकी सत्यतापर बहुत श्रधिक संदेह किया जाता 
है। (देखिये, अंधेरी कोठरीकी दुखद घटना”) 

हालहेडका हिन्दू कानून-यह्‌ गवर्नेर-जनरल वारेन हेस्टिग्स- 
के संरक्षणमें तैयार किया गया | दस पंडितोंके द्वारा 
स्मृतियोंके ग्राधारपर हिन्दू व्यवहार (कानून) पर एक 
ग्रंथ तैयार किया गया था और यह ग्रंथ उसीके फारसी 
रूपान्तरका HI ग्रनुवाद था । 

fest, जेम्स आगस्टस-भारतके प्रथम अंग्रेजी समाचारं- 
Ta, बंगाल गजटका सम्पादक | यह पत्र (७८० ई० में 
प्रकाशित gar, परन्तु वारेन होस्टिग्सने १७८२ ई० में 
उसे बन्द कर दिया, क्योंकि उसमें सरकार और उसके 
अधिकारियोंपर बराबर da श्राक्षेप किये जाते थे । 

fart, थामस-एक चित्रकार, जो भारत चला झाया। 
१७८८ fo में उसने कलकत्तासे अंग्रेजीमें “चित्रकला 
और मूतिकलाका इतिहास : प्राचीन वर्णनोंके आधार- 
qt शीर्षक ग्रंथ प्रकाशित कराया | उसने १७६६ Fo 
में श्री रंगपटटमके ऐतिहासिक चित्र भी छापे । १८२२ 
ई० तक उसने बहुतसे Tat चित्र बनाये जो कलकत्ता- 
के राजभवनमें SF हैं । 

हिजरी सन्‌-मुसलमानी संवत्सर, जिसका प्रारम्भ ६२२ 
fo में मुहम्मद साहबकी हिज़तसे हुआ, जब वे मक्का 
छोड़कर मदीता जा aa A) यह्‌ alex वर्षपर आधा- 
रित है जो ३५४ दिनका होता है और इसमें सौर वर्षसे 
११ दिन कम होते हैं । 

हिण्डाल, मिर्जा-मुगल बादशाह हुमायूँ (१५३०-३५ Fo) 
के तीन छोटे. भाइयोंमेंसे एक । हुमायूँ उसके साथ 
उदारताका व्यवहार करता था, परन्तु वह WAIT 
एहसान-फरामोश बन जाता था । जब हुमायूँ बंगालमें 
युद्ध कर रहा था, उसपर संचार मार्ग खुले रखनेका 
भार डाला गया । परन्तु हिंडालने श्रपना दायित्व पूरा 
नहीं किया । इस प्रकार १५३९ ई० में चौसाकी लड़ाई- 
में हुमायूंकी हारमें उसका भी योगदान था । इसके बाद 


6aq 


fet -feg oe 


३२ 


४९७ 





भो हुमायूंने उसे क्षमा कर दिया, परन्तु वह जब 
विपत्तिमें पड़ा तो हिण्डालने उसकी मदद नहों की । 
ag अपने बड़े भाई कामरानसे मिल गया और हुमायूँ- 
की सहायता करनेसे इनकार कर feat शीघ्र ही 
कामरातसे भी वह झगड़ा कर बैठा और फिर हुमायूँसे 
श्रा मिला । gard द्वारा दिल्‍्लीकी सल्तनत फिरसे प्राप्त 
करनेसे पूर्व ही एक THAT Wat हमला करके उसे 
मार डाला । 

हिन्दी-भारतीय गणराज्यके संविधानमें राष्ट्रभाषा घोषित 
और सर्वाधिक प्रचलित भारतीय भाषा । ag संस्कृतसे 
निकली है और संस्कृतकी तरह देवनागरी लिपिमें लिखी 
जाती है, परन्तु व्यवहार रूपमें विभिन्‍न हिन्दी-भाषी 
क्षेत्रोंमे इसका भ्रलग-प्लग रूप प्रचलित है। यह बंगाल 
और आ्ञासामको छोड़कर सारे उत्तरी भारतकी बोलचाल- 
की भाषा है । दक्षिण भारतमें ag लोक-प्रचलित भाषा 
नहीं है, परन्तु वहाँ भी इसका शीघ्रतासे प्रसार हो रहा 
है। इसका विशाल साहित्य हैं और हिन्दीका सबसे 
लोकप्रिय ग्रंथ तुलसीदास रचित “रामचरितमानस' है । 
तुलसीदास सोलहवीं शताब्दीमें हुए थे और बादशाह 
WHAT (१५५६-१६०५ Go) के समकालीन थे । 

हिन्दी लेखकोंमें प्रेमचंद (१८८०-१६३६) ने 

सबसे भ्रधिक कथा-साहित्य frat है। हिन्दीके दो रूप 
हैं--एक पूर्वी हिन्दी, जो अवध तथा बधघेलखंडमें बोली 
जाती है; दूसरी पश्चिमी हिन्दी, जो गंगाके erat: 
मध्यवर्ती तथा उत्तरी भागमें बोली जाती है। भारतीय 
भाषा-भाषियों में. हिन्दी-भाषियोंकी संख्या सबसे 
अ्रधिक है । 

हिन्दुस्तान-इसका श्रर्थ है हिन्दुओंका स्थान । इस 
शब्दका व्यवहार पेशावरसे लेकर श्रासामतक समस्त 
उत्तरी भारतके लिए किया जाता है। उत्तरी भारतपर 
मुसलमानोंकी विजयके बाद इसका प्रचलन हुआ | कभी- 
कभी इस शब्दका व्यवहार व्यापक श्र्थमें सारे भारतके 
लिए भी किया जाता है । 

हिन्दू-इसका अर्थ है हिन्दू धर्मको जाननेवाला। उसके 
लिए यह आवश्यक नहीं है कि ag किसी विशेष मत- 
मतान्तरका माननेवाला हो । सामाजिक जीवनमें हिन्दू- 
की बाहरी पहचान fas इस बात्तसे होती है कि वह 
जाति-वब्यवस्थाको मानता है। परन्तु जाति-ब्यवस्थाकी 
कड़ियाँ भी शीघ्रतासे कमजोर पड़ती जा रही हैं । 

हिखू कालेज-१८१६ fo में कलकत्तामें राजा राममोहन 
राय और डेविड हेयर सदृश लोगोंके प्रयत्नसे इसकी 


स्थापना हुई। इसका उद्देश्य देशके लोगोंमें अंग्रजी 
शिक्षाका प्रसार करना था । यद्यपि ars हेस्टिग्सने, जो 
उस समय गवर्नेर-जनरल था, इस कालेजका संरक्षक 
होना स्वीकार कर लिया था, तथापि शुरूसे इसकी स्थापना 
स्वदेशके लोगोंके TTA हुई थी । बादमें इसे सरकारने 
ले लिया और ari चलकर यही प्रेसीडेंसी कालेज, बन 
गया। 

हिन्दुकुश-हिमालयके पश्चिममें एक लम्बी और ऊँची 
पर्वतमाला | इसके उस पार मध्य एशियाका मैदान 
स्थित है । इसलिए इसे बहुधा भारतकी प्राकृतिक सीमा 
माना जाता है, परन्तु ईसा पूर्व चौथी-तीसरी शताब्दीके 
थोड़ेसे कालको छोड़कर ag कभी भारतीय साम्राज्यके 
अंतर्गत नहीं रहा । 

हिन्दू धर्म-एक अनुपम धर्म । यह '“अपोरुषेय” कहा जाता 
है, श्र्थात्‌ किसी ges विशेषने इसकी स्थापना नहीं की । 
यह सनातन BAT चला AT रहा है। इसके मानने- 
वालोंके लिए किसी विशेष मतमें विश्वास करना आव- 
श्यक नहीं है। मूलतः यह एक ब्रह्ममें विश्वास करता 
है जो सारे ब्रह्मांडमें व्याप्त है। परन्तु यह अपने प्रंकमें 
उन लोगोंको भी समेठे हुए है जो अनेक देवी-देवताओंमें 
विश्वास करते हैं और उन लोगोंको भी जो नास्तिक 
हैं। यह ईश्वरकों निराकार मानता है, फिर भी मूत्ति- 
पूजाको स्वीकार करता है | यह आत्मामें विश्वास करता 
है और मानता है कि wie aye उसका पुनर्जन्म 
होता रहता है। यह मोक्ष अथवा पुनर्जन्मसे मुक्ति पा 
जानेमें विश्वास करता है। यह मानता है कि ज्ञान तथा 
सत्कर्मसे सभी दुःखोंका sia तथा मोक्षकी प्राप्ति होती 
है। मोक्षका wd है श्रात्माका परमात्मासे मिल जाना । 
यह मानता है कि यज्ञसे देवताझ्रोंको प्रसन्‍त करके उनका 
ware प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु यह TTT शान 
तथा भक्तिको श्रेष्ठ मानता है। यह atsé (जो वह है, 
मैं है) की घोषणा करता है, परन्तु इसके साथ ही मनुष्य 
और ईश्वरके द्वेत भावको भी स्वीकार करता है। हिन्दू 
धमकी निष्ठाका बाह्य लक्षण जाति-व्यवस्थाक्रों स्वीकार 
करना तथा वेदोंको भ्रपोरुषेय मानना है। यद्यपि झ्ाधु- 
fara हिन्दू धर्म ae प्राचीन वेदिक oat बहुत प्रधिक 
अंतर है । 

यह प्रचलित धारणा ऐतिहासिक दृष्टिसे गलत है 

कि हिन्दू धर्म दूसरे धर्मावलम्बियोंको अपनेमें श्रंगीकृत 
नहीं करता । प्राचीन पुरातत्त्व-परक भर साहित्यिक 
सामग्रीसे प्रकट होता है कि प्राचीन कालमें भारतपर 


veg 
aa करनेवाले और यहाँ बस जानेवाले बहुतसे 
यवनों, wat, गुर्जरों तथा goat हिन्दू धर्ममें दीक्षित 
कर लिया watt इधर हालमें sta लोगोंको, जो 
तेरहवीं शताब्दीके आरम्भमें भारत आये ake आसाममें 
बस गये, सोलहवीं शताब्दीमें सामूहिक रूपसे हिन्दू धर्म- 
में श्रंगीकृत कर लिया गया । ऐतिहासिक दृष्टिसे यह 
कहना भी गलत है कि हिन्दू धर्म सदैव भारतवर्षके 
भीतर सीमित रहा | water प्रमाणोंसे सिद्ध होता है 
कि इस्लामके भ्रागमनसे पूर्व हिन्दू धर्म पश्चिममें मेडा- 
arent तक तथा पूर्वमें मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, 
चम्पा (अनाम) तथा कम्बोडिया तक फैल गया था। 
इन देशोंमें हिन्दू प्रवासियोंने जाकर agar राज्य स्थापित 
किया, और वहाँ अपने धर्म, अपने दर्शन, भ्रपती पवित्र 
संस्कृत भाषा Ate प्रपनी कलाका प्रसार किया | जावासे 
लेकर कम्बोडिया तक भारतीय वास्तुकलाके सुन्दर नमूने 
मिलते हैं । 
हिन्दू प्र oat अंकमें कई मतोंकों समेटे हुए है, 
जिनमें शैव, शाक्त और वेष्णव मुख्य हैं । ये रभी मता- 
वलूम्बी वेदोंको प्रमाण मानते हैं । हिन्दू दर्शशका आधार 
उपनिषद्‌ (दे०) हैं । भगवद्गीतामें सभी-दर्शनोंका सार 
मिल जाता है और षड्दर्शनों (दे०) में उसका विस्तार 
मिलता है। रामायण तथा महाभारत, इन दो महाकाव्यों- 
में हिन्दू ade धामिक ate सामाजिक विचारों तथा 
आादशोंका वर्णन मिलता है और प्रत्येक हिन्दू इन ग्रंथोंका 
बड़ा आदर करता है। 
हिन्दू धर्मकी सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता उसकी 
सहिष्णुता है। वह हर धर्मके प्रति सहिष्णुताका भाव 
रखता है ate ईसाई ads श्रंतगत रोमन कंथोलिक 
तथा प्रोटेस्टेण्ट लोगों तथा इस्लाम धर्म और दूसरे TA 
के भ्रनुयाथियोंके बीच जिस प्रकारकी खूनी लड़ाइयाँ 
हुईं, वह हिन्दू धर्मकी भावनाके विपरीत है। हिन्दू देवी- 
देवताश्रोंकी उपासनाके लिए सारे भारतवर्षमें भ्रनेकानेक 
मंदिर निर्मित किये गये हैं, परन्तु हिन्दू धर्ममें उपासनाके 
लिए मंदिरकी खास आवश्यकता नहीं है। हिन्दू ध ्ममें 
उपासनाका श्राधार वैयक्तिक है, यद्यपि सामूहिक उपा- 
सना भी प्रचलित है। वस्तुतः हिन्दू धर्म अपने अनुयायियों- 
को इस बातकी बहुत श्रधिक छूट देता है कि चाहे जिस 
रूपमें और चाहे जिस स्थानपर उपासना और प्रार्थता 
की जाय । 
हिन्दू पद पादशाही-दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम (१७२०- 
४० Fo) का लक्ष्य इसकी स्थापना करना AT | इसका 





हिन्दू पद पादशाही-हिमालय 
अर्थ था भारतपर मुसलमानी शासन समाप्त करनेके 
लिए सभी हिन्दू राजाश्रोंका एक हो जाता | इस लक्ष्यकी 
प्राप्तिकि लिए आवश्यक था कि मराठे, जो उस समय 
धीरे-धीरे श्रमुखता प्राप्त करते जा रहे थे, अन्य सभी 
हिन्दू राजाओंके साथ मैत्रीपूर्ण, उदारतापूर्ण तथा बरा- 
बरीका व्यवहार करते ताकि स्वराज्यकी स्थापनामें सभी 
हिन्दू भागीदार बन सकते । परन्तु तीसरे पेशवा बालाजी 
बाजीराव (१७४०-६१ Go) ने इस नीतिको जान-बूझ 
कर त्याग दिया और उसने केवल मराठोंकी प्रमुखता 
स्थापित करनेका प्रयास किया । उसने हिन्दू राजाओं 
ae उनकी हिन्दू प्रजाको भी उसी प्रकार लूठना AIX 
उनके साथ निर्देयताका व्यवहार करना शुरू कर दिया, 
जिस प्रकार मुसलमान शासकोंके साथ बर्ताव किया 
जाता था। फल यह हुआ कि हिन्दू पद-पादशाहीकी 
स्थापनाका विचार सगाप्त हो गया। 
हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस-पंडित मदन मोहन मालवीयके 
प्रयत्नोंसे इसकी स्थापना १६१५ ई० में हुई। उन्होंने 
कुछ समय पूर्व एनी aoe द्वारा स्थापित सेण्ट्रल हिन्दू 
कालेजको ही विश्वविद्यालयक्रा रूप दे दिया । मालवीय- 
जीने विश्वविद्यालयके निर्माणार्थ रुपया इकठठ। करनेके 
लिए सारे भारतका भ्रमण किया और देशी नरेशोंसे 
भी काफी आर्थिक सहायता .प्राप्त की । यह भारतमें 
गैर-सरकारी प्रयत्नोंसे स्थापित पहला विश्वविद्यालय था 
जिसका नाम एक सम्प्रदायसे जुड़ा था। अब इसे केन्द्रीय 
सरकारने अपने हाथमें ले लिया है । 
हिमालय-भारत और तिब्बतके बीचकी परव॑त्‌-श्ृंखलाओंका 
नाम है। इसके प्रश्चिमी बाजूपर सिंधु az और पूर्वी 
बाजूपर ब्रह्मपुत्त नद है। इन पवंत्‌-शंखलाझ्रोंकी लम्बाई 
१५०० मील और चौड़ाई Yoo से १५० मील है। 
सबसे ऊँचा इसका शिखर एवरेस्ट (या सागरमाथा) है। 
इसका कुछ भाग वर्षके बारहों महीने हिमाचछादित रहता 
है । हिमालय कई नदियोंका उद्गम-स्थल है, जिनमें सिन्धु, 
सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक तथा 
सुवर्णश्री मुख्य हैं | हिमालय प्रदेशमें श्रत्यधिक गर्म-जल- 
वायुसे लेकर अत्यधिक ठंडी जलवायु मिलती है। यहाँ- 
पर अनेक प्रकारके पशु भर अनेक प्रकारकी बनस्पस्तियाँ 
मिलती हैं। हिमालयने भारतीय राजनीति, भारतीय 
दर्शन तथा भारतीय धर्मको सर्वाधिक प्रभावित किया है। 
उत्तरमें इसने एक THT भारतकी दुल॑ध्य रक्षापंक्तिका 
निर्माण कर दिया है। इसकी धूसरता, गरिमा तथा 
विशालताके कारण हिन्दू लोग इसको देवताप्रोंका बास- 


५११ 


हिम्मत बहुदुर-हुमायूं बादशाह 
स्थान मानने लगे और इसने हिन्दू eats ate धर्मको 
विशिष्ट दिशा प्रदान की। इसने सभी युगोंके हिन्दू 
साहित्यकों प्रभावित किया है । 

हिम्मत बहादुर-शस्त्रधारी_दशनामी गोसाँइयोंके एक 
सम्प्रदायका नेता, जिसने महादजी शिन्देकी सहायता की। 

हिसलय, सर थामस-म्रद्रासी सेनाक! प्रधान सेनापति 
(१८१४-२० ई० ) होकर भारत आया और पेंढारियों- 
के युद्ध (१५१७-१८ ई०) में दक्षिणमें fast सेनाका 
सेनापतित्व किया । इस युद्धमें पेंढारियोंको कुचल दिया 
गया । उसने महीदपुरकी लड़ाई (१८१७ ई०) में 
alent को भी हराया | वह. चाहता था कि युद्धमें जो 
लूट-पाटकी गयी थी, उसका सारा हिस्सा दक्खिनी सेना- 
को मिले । इसके फलस्वरूप मुकदमेबाजी हुई और उसे 
लूट-पाठ की सामग्रीमें उत्तरी भारतकी सेनाको भी हिस्सा 
देमा पड़ा । 

हीनयान-बौद्ध धर्मके पश्चात्यकालीन महायान सम्प्रदायसे 
अन्तर दिखानेके लिए उसके प्रारम्भिक रूपको हीनयान 
कहते हैं। हीनयानके अनुसार बौद्धधर्मके संस्थापक 
गौतम बुद्ध महामानव थे, जो हमारे आदर और सम्मान- 
के पात्र हैं। परन्तु महायानकी तरह वह उन्हें अ्रलोकिक 
व प्रमातव रूप नहीं प्रदान करता । हीनयानमें Freya 
चरम लक्ष्य निर्वाणकी प्राप्ति माना जाता है ate 
अरष्टांगिक मार्गपर आरूढ़ होकर art art सत्योंमें 
विश्वास करते हुए उसकी प्राप्तिका प्रयत्व करना 
होता है। (बौद्ध धर्म के stevia भी देखिये ) 

हुगली-कलकत्तासे कुछ मील उत्तर, हुगली TAH तठपर 
स्थित एक कसबा ।. इसके उत्तरमें सतगाँव (सप्तग्राम) 
स्थित था जो सोलहवीं शताब्दीमें बंगालकी एक मंडी थी। 
Saat लोग १५५६ ई० के आसपास हुगलीमें श्राकर 
बस गये । १६३२-ई० में मुगलोंने हुगलीकी पुतंगाली 
बस्तीको घेर कर उसपर कब्जा कर लिया । इसके बाद 
grat नगरकी अवनति होने लगी । इसीके पासमें बादमें 
डेनमाकंवालोंने श्रीरामपुर, डच लोगोंने चिनसुरा तथा 
फ्रेंच लोगोंने चन्द्रनगरकी बस्तियाँ बनायी । 

हुगली-गंगाको बंगालकी खाड़ीसे जोड़नेवाली नदी। 
इसे भागीरथी भी कहते हैं। इसके तटपर कलकत्ता, 
हुगली, चिनसुरा जैसे महत्त्वपूर्ण नगर स्थित हैं aa 
नदीके दोनों तटोंपर wa बहुतसे कारखाने, विशेष रूप- 
से ge मिलें स्थापित हो गयी हैं । 

हुमायूं, बहुमनी-बहमती वंश (दे०)का ग्यारहवाँ सुलतान | 
उसने १४४७ से १४६१ ई० के बीच राज्य किया । वह 





४९९ 
इतना अत्याचारी था कि. उसका उपनाम ही “जालिम' 
पड़ गया । 
हुमायूं, बादशाह-मुगल वंशके प्रवतंक बाबरका लड़का और 
उत्तराधिकारी | हुमायूँने १५३० Fo से १५४० Fo तक 
और फिर १५५५ से १५५६ ई० तक शासन किया । 
वह इतना बली और दृढ़-संकल्प नहीं था कि उसके 
पिताने भारतमें जो साम्राज्य जीता था, उसपर ag 
अपना अधिकार मजबूत बना सकता। उसने अपना 
शासन अच्छे ढंगसे प्रारम्भ किया और १५३४ ई० में 
मालवा और गुजरातपर स्वयं चढ़ाई करके उसे जीत 
लिया । परन्तु उसने मेवाड़के राजपूतोंका सुलहका 
प्रस्ताव नामंजूर करके बुद्धिमानीका कार्य नहीं किया । 
इतता ही नहीं, नये जीते हुए राज्योंपर श्रपना श्राधिपत्य 
मजबूतीसे स्थापित करनेसे पूर्व ही वह झ्ागरा जाकर 
रंगरेलियोंमें डूब गया। इसका फल यह gat कि 
मालवा और गुजरात अ्रगले ही साल उसके हाथसे 
निकल गये। 

इस बीच बिहार और बंगालमें एक भ्रफगान सरदार, 
शेर खाँ (दे०) प्रबल हो गया भर १५३७ ई ०में हुमायूँ- 
ने उसपर हमला बोल दिया। परन्तु रणचातुरी तथा 
युद्धकी पैंतरेबाजीमें उसने पूरी तरह मात खायी भौर 
शेर खाँने १५३६ ई०में गंगाके तटपर चौसाकी लड़ाईमें 
हुमायूंको हरा दिया। फलस्वरूप बंगाल ate बिहार 
हुमायूंके हाथसे निकल गये। १५४० FoF हुमायूंने 
शेर खाँकी ताकतको कुचलनेका दूसरा प्रयत्न किया, 
परन्तु कन्तौजकी लड़ाईमें फिर उसकी हार हुई। हुमायूं- 
को श्रपनी राजधानी और गदुदी दोनोंसे हाथ घोकर 
भागना पड़ा । विजयी शेर खाँकी फौजें उसका पीछा 
करती रहीं । उसने aa उसने शेरशाहके नामसे श्रपनेको 
दिल्‍लीका बादशाह घोषित कर दिया । 

हुमायूं खानाबदोशोंकी तरह पहले सिधकी तरफ 
भागा और वहाँ समर्थन प्राप्त करनेका प्रयास किया, 
फिर मेवाड़की तरफ भागा और जब वहाँ भी समर्थन 
न मिला तो दुबारा विधकी तरफ भागा । विपत्तिके इन्हीं 
दिनोंमें उसने हमीदा बानू बेगमसे शादी की, ATE उसीके 
गर्भसे १५४२ ई०में उसका प्रसिद्ध पुत्र अकबर पैदा हुआ । 

हुमायूँ बड़ी कठिनाईसे १५४४ ई०में फारस पहुँचा 
और वहाँके शाह ताहमस्पने उसको शरण दी । हुमायूंने 
अपनेको शिया (दे०) घोषित कर fear we शाह 
ताहमस्पने उसे फौजी सहायता प्रदान की । इस मददसे 
हुमायूंने १५४५ ई०में भ्रपने बेवफा भाई कामरानसे 


Soe 

Yoo 
कन्दहार AE काबुल छीन लिया | इस प्रकार भ्रफगा- 
निस्तान फिरसे उसके आधिपत्यमें आ गया । वह वहाँ 
उपयुक्त समयक्री प्रतीक्षा करता रहा। १५५५ Lod, 
जब शेरशाहके उत्तराधिकारी आपसमें लड़ रहे थे, उसने 
भारतपर चढ़ाई कर दी और फरवरीमें लाहौरपर कब्जा 
कर लिया । इसके बाद सरहिन्दकी लड़ाईमें पंजाबके 
बागी सूबेदार सिकन्दर सूरकों हरानेके बाद उसने उसी 
साल जुलाईमें दिल्ली और आगरा ले लिया। परन्तु 
दिललीमें अपने कुतुबखाने ( पुस्तकालय )at सीढ़ियोंसे 
अकस्मात्‌ गिर पड़नेसे जनवरी १५५६ ई०में उसकी 
मृत्यु हो गयी । 

हुलागू-एक मंगगेल सरदार, जिसका सुल्तान मुहम्मद तुग- 
लक (१३२५-५१ ई०)ने पहले स्वागत किया और 
पंजाबमें लाहौरमें उसे एक जागीर प्रदान की । १३३४५ 
ई०में जब सुल्तान दिललीसें बाहर था, उसने बगावत 
कर दी और भ्रपनेको स्वतंत्र घंषित कर दिया । परस्तु 
शीघ्र ही सुल्तानकी फौजने, जिसका नेतृत्व उसका वजीर 
ख्वाजा जहाँ कर रहा था, उसे हरा दिया | हुलागू देशसे 
बाहर भाग गया और उसके समर्थक निर्देयतापूर्वक, मार 
डाले गये । यह बगावत मुहम्मद तुगलककी सल्तनतके 
टूटनेकी पहली निशानी थी । 

हुविष्क-कुषाण राजा कनिष्क (लगभंग १२०-६२ ई०)का 
लड़का और उत्तराधिकारी | उसने लगभग १६२-१८० 
fo तक राज्य किया | उसके feat बहुत श्रधिक संख्या में 
और विविध प्रकारके मिलते हैं। इससे मालूम पड़ता 
है, वह कनिष्क द्वारा जीते wa विस्तृत साम्राज्यपर 
राज्य करता था। उसके पिक्‍कोंपर यूनानी, ईरानी तथा 
भारतीय देवताओंके चित्र मिलते हैं। इससे संकेत मिलता 
है कि वह सभी धर्मोके प्रति seca रखता था। 
उसके राज्यकालकी घटनाओंका कोई विवरण प्राप्त 
नहीं है 1 

हुशंग शाह-मालवाका सुल्तान (१४०६-३५ Fo) | उसका 
मूल नाम अल्पशाह (दे०) था | उसने अपती राजधानी 
मांडूमें कई सुन्दर भवन बनवाये ! 

हुसेन, असोौर-मिस्रके उस बेड़ेका कमांडर जो पुर्तगालियों- 
से लोहा लेनेमें गुजरातके सुल्तान महमूद बेगड़ा (१४५६- 
१५११ ई०)की मदद HAR लिए झाया। उसने 
सुल्तानके बेड़ेके साथ मिलकर १५०८ ई०में चौलकी 
लड़ाईमें पुतंगाली बेंड़ेको हरा दिया। परन्तु भ्रगले साल 
उसे पराजयका मुह देखना पड़ा और ड्यूके निकट 
समुद्री लड़ाईमें पुतंगालियोंने उसका बेड़ा ars az fears 


हुलागू-हुसेन शाह 





हुसेन अली-सैयद बंधुप्नोंमें छोटे भाईका नाम gaa wat 
और बड़े भाईका नाम हसन श्रली अब्दुल्ला था । उसने 
अपने चाचा जहाँदार शाहकी हराकर उसके स्थानपर 
बादशाह फरुंखशियर (१७१२-१३ ई०)को गददीपर 
बैठानेमें मदद दी । दिल्‍्लीकी बादशाहतपर दोनों भाइयोंका 
भारी प्रभाव था। हुसेन set मीर बख्शी बना दिया 
गया। उसने मारवाड़के विद्रोहका देमन किया और 
दक्खिनका सूबेदार नियुक्त हुआ। १७१८ Sot यह्‌ 
सुनकर कि बादशाह उसे तथा उसके भाईकों मरवा 
डालनेकी साजिश कर रहा है, वह दिल्‍ली लौट mars 
संयद बंधुओंने फरुखशियरकी श्राँखें फोड़ दीं श्र उसे 
wade हटा दिया (१७१९)। श्रगले सात महीनोंमें 
सैयद बंधुने एकके बाद एक, चार कठपुतली शासकोंको 
दिल्‍लीकी गदुदीपर बैठाया और थोड़े समय बाद उन्हें 
maha उतार दिया और मार डाला | इस तरह दिल्ली- 
के बादशाह बनाना या बिगाड़ना sega: उनके हाथमें 
था। श्रन्तमें जैसैको तैसा मिला | १७१६ ई०में हुसेन 
श्रलीने मुहम्मदशाहको बादशाह बनाया और उसने 
१७२० ई०में उसे मरवा डाला | 

gaa निजाम शाह-अ्रहमद नगरके निजाम शाही वंश (Zo) 
का तीसरा सुल्तान । उसने १५५३ से १५६५ ई० तक 
राज्य किया तथा विजय नगर साम्राज्यके विरुद्ध गोल- 
कोंडा और बीजापुरके सुल्तानोंसे सुलह कर ली और 
१५६४५ ई०में तालीकोट की लड़ाईमें हिस्सा लिया । इस 
लड़ाईमें मृसलमानी सेताकी विजय हुई। परंतु gat 
निजाम शाहकी उसी साल मृत्यु हो गयी Ie वह इस 
विजयसे कोई लाभ न उठा सका | 

हुसेन शाह-प्रहमद नगरका एक शाहजादा, जिसे विश्वास- 
घाती वजीर फतह aft १६३० ई० में अ्रहमद 
नगरकी गद्दी पर बैठाया । परन्तु १६३१ ई०में मुगलोंने 
अहमद नगर पर कब्जा HT लिया भौर उसे मुगल 
साम्र,ज्यमें सम्मिलित कर लिया | शाहजादा gaa शाह 
ग्वालियरके किलेमें 'कैद कर दिया गयां ae उसके पतनके 
बाद भ्रहमद नगरके स्वतंत्र राज्यका HT हो गया । 

gar शाह-बंगालका सुल्तान, जिसने १४६३से१५१६ई०तक 
शासन'किया। वह पहले बंगालके सुल्तान शम्सुद्दीत (दे०) 
का बड़ा THT था । शम्सुद्दीन बड़ा जालिम था, इसलिए 
सरदारोंने उसे मार डाला और हुसेन शाहकों बंगालकी 
गद्दीपर बैठाया । उसने भ्रपना नाम सुल्तान भ्रलाउद्दीन 
हुसेन शाह रखा तथा हुसेन शाह वंशका प्रारंभ किया, जो 
१४६३ से १५३६ Fo TH बंगालपर शासन करता रहा । 


€ 


so | 


gaa शाह-हैम्‌, राजा विक्रमाजीत 


५०१ 





हुसेन शाह-जौनपुरके शर्की वंशका प्रंतिम सुल्तान (१४५७- 
७६ Go) 1 उसने गद्दीपर बैठनेके बाद ही feet सुल्ताव 
बहकोल लोदी (दे०) से सुलह कर ली। इसके बाद 
उसने तिरहुतके जमींदारोंका दमन किया, उड़ीसामें qa 
कर लूटमार की और ग्वालियरके राजा मान सिंहपर 
चढ़ाई कर दी और उससे भारी हर्जाना वसूल किया। 
परंतु १४७६ ई०में सुल्तान बहलोल लोदीने उसे हरा 
दिया ate जौनपुरसे खदेड़ दिया । उसने बंगालके सुल्तान 
हुसेन शाहकी शरण ली और अ्रपने भ्रंतिम दिन faery 
भागलपुरके निकट कोलगांगमें बिताये। उसकी मृत्यु 
१५०० fo हुई । 

BAe, बै रन HS वान-एक जर्मन यात्री, जो १८३५ ईशमें 
पंजाबके महाराज रणजीत fag (दे०) के दरबारमें 
mati वह रणजीत सिंहको एक शक्तिशाली राजा 
मानता था, क्‍योंकि अपने राज्यपर उसका प्रा नियंत्रण 
था और उसने झापसी लड़ाई-झगड़ोंको समाप्त कर 
feat था। 

हृण-मध्य एशियाके यायावर (खानाबदोश), जिन्होंने 
पाँचवीं शताब्दी ईसवीमें भारतपर आक्रमण arte किये | 
हृणोंका पहला बड़ा आक्रमण पाँचवीं शताब्दीके मध्यमें 
हुआ । स्कन्‍्द गुप्त (४५५-६७ ई०) ने ४५५ ई० में 
उन्हें पीछे sha दिया । परंतु बादके वर्षोमें उन्होंने श्र 
बड़ी संख्यामें श्राक्रमण किया और गुप्त सम्राट्‌कों इतने 
संकटमें. डाल दिया कि उसे अपने सिक्‍कोंमें मिलावट 
करनी पड़ी । हुणोंके आक्रमणने दुध्र्ष रूप ले लिया और 
उनका नेता तोरमाण Yoo Fo के आसपास मालवाका 
स्वतंत्र शासक बन TAT | उसका लड़का तथा उत्तरा- 
घिकारी एक पापाचारी कराल सेनापति था। उसने 
पंजाबमें साकल waar स्थालकोट को अपनी राजधानी 
बनाया । उसने चारों ओर आतंक फैला दिया और सभी 
लोग उसे घृणाकी दृष्टिसे देखने लगे। श्रंतमें मालवाके 
राजा यशोधर्मा/झर बालादित्य (जिसकी पहचान मगघ- 
के गुप्त राजा नरसिंहसे की जाती है) के संयुक्त प्रयत्नसे 
urs fo के आसपास उसे caer कर दिया ग्रया। 
पराजित gr भारतमें बस गये और भारतीय बन कर 
हिन्दू धमंमें दीक्षित हो गये । भ्राठवीं शताब्दी ate उसके 
बाद जिन बहुत-सी राजपूत जातियोंने प्रमुखता प्राप्त की, 
उनके बारेमें विश्वास किया जाता है कि उनकी उत्पत्ति 
ema हुई थी । 

हेमंत सेन-बंगालके सेन वंशका दूसरा राजा | वह ग्यारहवीं 

शताब्दीके TIT राज्य करता था। उसने 'महाराजा- 





घिराज'की उपाधि धारण कर रखी थी, परंतु वह उतना 
शक्तिशाली नहीं था जितना इस उपाधिसे सूचित होता 
है। उसकी गतिविधियोंके बारेमें हमें बहुत थोड़ी जान- 
कारी प्राप्त है। 

हेमचन्द्र-एक विशिष्ट विद्वान्‌ प्रौर जन आचार्य (१०८८- 
११७२ fo), जिसके ग्रंथ 'त्िषष्टि शलाका पुरुष चरित्र 
में तिरसठ महापुरुषोंकी जीवनी दी गयी है। इसके 
परिशिष्ट भागका नाम “परिशिष्ट पर्व' है। इसमें जिन 
स्थविरोंके नाम प्राये हैं, उन्हें कुछ हद तक ऐतिहासिक 
व्यक्ति माना जाता है। 

हेमाद्वि-प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार, जो दक्षिण भारतमें gat । 
उसे वारंगलके यादव राजाशओरोंका HIATT प्राप्त था ARKO 
झौर १३०६ ई० के बीच किसी समय उसने अपना प्रसिद्ध 
ग्रंथ 'चतुवंगंचितामणि' लिखा जिसमें aa, दान, तीर्थ॑यात्रा, 
मोक्ष-प्राप्ति, श्राद्ध आदिके विशद नियम वर्णित हैं। 

हेमू-बादमें राजा विक्रमाजीत-मेवातके रेवाड़ी नामक स्थान- 
में एक वैश्य परिवारमें उत्पन्न gat) भ्रपनी योग्यताके 
कारण वह शेर शाह द्वारा स्थापित qe वंशके तीसरे 
राजा झादिल शाह (१५५४-५६ ई०) का दीवान बन 
गया गया । हुमायूँने जब १५५५ ई०में दिल्लीपर फिरसे 
दखल कर लिया, भ्रादिलशाह चुनारमें था और उसने 
उत्तरी भारतका सारा भार हेमूपर छोड़ रखा था। 
१५५५ SoH हुमायूँकी मृत्यु हो जानेपर हेमूने ग्वालियर- 
से आगे बढ़ कर झागरा और दिल्‍लीपर कब्जा कर लिया। 
इससे उसकी महत्त्वाकांक्षा जाग्रत हो उठी और उसने 
राजा विक्रमाजीतके नामसे अ्पनेको cada राजा घोषित 
कर feat इस प्रकार वह अ्रकबरका सबसे बड़ा प्रति- 
इन्ही बन गया | 

५ नवम्बर १५५६ ई० को पानीपतका दूसरान-्युद्ध 

हुआ । हेमू बड़ी बहादुरीसे लड़ा और उसने भ्पनी सेना- 
का नायकत्व बड़ी कुशलतासे किया | परंतु एक घटनाके 
कारण अकबर विजयी हो गया । एक तीर हेमूकी आँखें 
घुस गया और वह waa हो गया। उसके गिरते ही 
उसकी सेनामें, जिसमें भ्रफ़गान, पठान, ate हिन्दू सैनिक 
थे और जिनको उसने aot कुशल नेतृत्व तथा धनके 
बलपर संयुक्त कर रखा था, भगदड़ मंच गयी. भौर हेमू 
बंदी बना लिया गया। उसे किशोर amas सम्मुख 
ले जाया गया, जिसने भ्रपने संरक्षक बैराम खाँके कहनेसे 
तलवारसे उसका सिर धड़से उड़ा कर उसे मोर Bar! 

हेयर, डेविड (१७७६-१८४२ ई०)-भारतमें रहनेवाले 
जिन मुद्ठी भर भ्रंग्रेजोंने भारतीयोंकीं भलाईमें भ्रपना 


५0१ 


५०२ 


हेरात-हैस्टिग्स 





समय ate शक्ति लगायी, उनमेंसे एक था । उसने भारत- 
में पश्चिमी शिक्षाका प्रसार करनेके लिए विशेष उद्योग 
किया। ag स्काटलैंडका निवासी घड़ीसाज था, जो 
१८०० fo में कलकत्ता आया और घड़ियोंकी मरम्मत- 
के काममें दक्षता प्राप्त कर ली । १८५१६ ई० में उसने 
अपना कारोबार एक सम्बन्धीको सौंप दिया और स्वयं 
अपना सारा समय कलकत्तामें रहनेवाले भारतीयोंके 
बीच परोपका रमें बिताने लगा । उसने एक अंग्रेजी स्कूल- 
की स्थापनाके लिए विशेष उद्यम किया और मुख्य रूपसे 
उसीके WaT Yo जनवरी १८५१७ soar हिन्दू कालेज- 
की स्थापना हुईं । अगले साल उसने अंग्रेजी तथा बंगला 
पुस्तकोंके मुद्रण तथा प्रकाशनके लिए 'स्कूल बुक सोसाइटी - 
की स्थापना की । 
उसने समाचारपत्नोंकी स्वाधीनताके विरुद्ध बनायें 
गये नियमोंको रद्द करानेके लिए भारी दौड़धूप की aT 
१८३४५ ई०में सर Bled मेटकाफके प्रशासन-कालमें उसे 
इस कार्यमें सफलता मिली । उसने सुप्रीम कोर्टमें जूरियों- 
की सहायतासे मुकदमेकी सुनवाईकी प्रथा चलानेके लिए 
भी भारी प्रयत्न किया और उसका यह प्रयत्न भी बादमें 
AKA FAT! । १८४२ ई० में कलकत्तामें हैजेसे उसकी 
मृत्यु हुईं। उसकी परोपका रिता, दयालुता और उदारताने 
कलकत्ताके लोगोंकों इस सीमा तक प्रभावित किया कि 
उन्होंने चंदा करके उसकी संगमरमरकी एक मूर्ति बनवायी, 
जो कलंकत्ताके एक केन्द्रीय स्थानमें स्थापित है। उसकी 
स्मृतिमें उसके नामसे एक स्कूलकी भी स्थापना की गयी है । 
हेरात-अफगानिस्तानका एक प्रान्तीय नगर। यह जिस 
प्रान्तकी राजधानी था, उसे ate लोग एरिया कहते थे । 
यह प्रदेश हिन्दूकुशके ठीक पूर्वेमें है श्रोर सामरिक दृष्टिसे 
word महत्त्वपूर्ण है। .उत्तर-पश्चिममें इसे भारतवर्षकी 
प्राकृतिक सीमा माना जाता है। ईसवी पूर्व छठीं शताब्दी- 
में यह फारसके साम्राज्यके wats था। ईसवी पूर्व॑ 
चौथी शताब्दीमें सेलेउकसने यह प्रदेश चन्द्रगुप्त मौ्यको 
दे दिया भ्रौर att साम्राज्यके भ्रन्ततक उसके श्रधीन 
रहा । इसके बाद ईसवी सनूकी प्रारम्भिक शताब्दियोंमें 
इस उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रपर यवन और पाधियन राजाओओों- 
का राज्य हो गया । इसके बाद हेरात कभी भारतीय 
साम्राज्यके भ्रन्तर्गंत नहीं रहा । फारस श्र प्रफगानि- 
स्तानके बीच इस प्रदेशके लिए बराबर लड़ाइयाँ होती 
रहीं । प्रन्तमें १८६३ ई०में दोस्त मुहम्मदने इसे aay 
राज्यमें मिला लिया। प्रंग्रेज राजनीतिज्ञों भौर युद्ध- 
विशारदोंका sag नीतिका पोषक दल शुरूसे इस पक्षमें 


रहा कि इस भू-भागको अपने अधिकारमें कर लेना 
चाहिए । इसी उद्देश्यसे पहला AIK दूसरा श्रफगान-युद्ध 
(दे०) हुआ, Teg इस नीतिमें सफलता न मिल सकी। 
उत्तर-पश्चिममें प्राकृतिक सीमाकी नीतिके पोषकोंका 
मनोरथ कभी पूरा नहीं हो सका । 

हेलिओकक्‍्लीज-बैक्ट्रियाका afr यवन राजा । उसका 
काल लगभग १४०-१३० ई० पू० माना जाता है t 

हेलियोडोरस-दिया (दियोन)का ga और तक्षशिलाका 
निवासी । पाँचवें शुद्ध राजा काशीपुत भागभद्गके राज्य- 
कालके चौदहवें वर्षमें तक्षशिलाके यवन राजा एण्टिन 
MST (लगभग १४०-१३० ई०पू०)का दूत बनकर 
ag विदिशा aati हेलियोडोरस aaa हीते हुए भी 
भागवत धममंका अनुयायी हो गया था । उसने देवाधिदेव 
वासुदेव (विष्णु)का एक गरुड़-स्तम्भ बनवाया। यह 
सारी सूचना उक्त स्तम्भ पर प्रंकित है, जिससे प्रकट होता 
है कि हेलियोडो रसको महाभारतका परिचय था। यह 
स्तम्भ-लेख महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रकट होता है 
कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दीमें यवनोंने हिन्दू धर्म भ्रंगीकार 
कर लिया था । इससे वैष्णव धर्मके क्रमक विकासपर भी 
प्रकाश पड़ता है । 

हेविट, जनरल-मई १८५७ ई०में जब गदर शुरू हुआ, 
मेरठकी छावनीमें भारतीय ate ब्रिटिश सेनाप्रोंका 
कमाण्डर | यद्यपि उसके भ्राधीन २,२०० यूरोपीय सैनिक 
थे, फिर भी उसने विप्लवियोंका दमन करनेका कोई 
प्रयत्न नहीं किया। विप्लवी पलटनोंने दिल्लीकी atx 
कूचकर उसपर कब्जा कर लिया। 

हेस्टिग्स-फ्रां सिस रावडन, भ्रले ATH मोयरा, माक्विस ATG 
हेस्टिंग्स, जो are हेस्टिग्सके नामसे विख्यात है। we 
मिण्ठो प्रथमके बाद १८१३ से १८२३ ई०तक वह भारत- 
का TAT ATTA रहा | ५६ वर्षकी उम्रमें उसने यह 
पद ग्रहण किया। वारेन हेस्टिग्स (१७७४-१७८४ Fo) 
के बाद उसने सबसे det कालतक शासन किया। उसके 
प्रशासन-कालमें भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यका विस्तार 
दक्षिणमें केप कमोरिनसे लेकर उत्तर-पश्चिममें सतलज 
नदी तक at vat, wate पूर्वेमें श्रासाम तथा पश्चिममें 
सिंध तथा पंजाबको छोड़कर सारे भारतमें वह विस्तृत 
हो गया । यह साम्राज्य-विस्तार तीन बड़ी लड़ाइयों-- 
नेपाल-युद्ध (१८१४-१६ fo), पेंढारी-युद्ध (१५१७- 
१६ fo) तथा तीसरे मराठा-्युद्ध (१८१७-१६ ई०) 
की सफलताके फलस्वरूप हुप्रा | वह गवने र-जनरल होने- 
के साथ-साथ भारतकी ब्रिटिश सेनाका प्रधान सेनापति 


$eo3 


हेस्टिग्स, atta 


५०३ 





भी था। उसने तीनों लड़ाइयोंका संचालन बड़ी कुशलता- 
से किया, जिप्से उतमें भारी सफलता मिली । 

नेपाल-युद्ध (दे०)का अन्त सगौलोकी aay हुआ, 
जिसके फलस्वरूप शिमला तथा उसके आ्राप्त-पासका क्षेत्र 
ब्रिटिश साम्राज्यक। sit बन गया । इस सन्धिके बाद 
नेपालके साथ जिन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धोंकी स्थापना हुई, बे 
भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यके ta तक बने रहे । पेंढारी-युद्ध 
(दे०)के फलस्वरूप तीसरा मराठा-युद्ध (दे०) हुआ, 
जिसमें शिन्देकी सेनाश्रोंको दूसरी मराठा सेनाओंसे 
मिलनेसे रोककर शक्तिहीत बना दिया गया। पेशवा- 
बाजीरावंको १८५१७ ई०में खड़की और १८१८ Low 
प्राष्टीकी लड़ाइयोंमें, भोंसले राजा aq साहबको 
१८१७ ई०में सीताबल्डी श्रौर नागपुरकी लड़ाइयोंमें 
तथा शिन्देको १५१७ ई०में महीदपुरकी लड़ाइयोंमें हरा 
दिया गया तथा १८१८ ई०में असीरगढ़ सर कर लिया 
गया । इस युद्धके फलस्वरूप पेंढारियोंकी शक्ति समाप्त 
हो गयी, पेशवाशाहीका श्रन्त हो गया, शिवाजीके एक 
वंशजको सताराका राजा तथा अ्रंग्रेजों द्वारा मनोनीत 
एक बालकको भोंसलेकी गद्दीपर बिठा दिया गया, 
होल्कर तथा शिन्देके राज्योंका बहुत-सा हिस्सा उनके 
श्राधिपत्यसे ले लिया गया, उन्हें श्रादेश दिया गया कि 
वे राजपूत राज्योंमें कोई हस्तक्षेप न करें और उन सभी 
राज्योंको पंग्रेजोंसे आ्राश्चित संधियाँ करनेपर विवश किया 
गया। इन घटनाओंके फलस्वरूप सतलज तथा सिन्धके 
gat अ्ंग्रेजोंका पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया । भारतमें 
sasiler जो नया waar हासिल हो गया था, उसका 
पता इस बातसे लगता है fe ars हेस्टिग्सने facets 
नाममात्के मुगल सम्राटकों नजर पेश करनेकी प्रथा बन्द 
कर दी। as हेस्टिग्ससे पहलेके सभी गवनेर-जनरल 
दिल्‍लीके मुगल सम्राटकों नजर पेश करते थे। ae 
हेस्टिग्सने समुद्री डाकुओंका भी दमन किया, जो भारतके 
पश्चिमी समुद्र तटपर तथा फारसकी खाड़ी तथा लाल 
सागरमें लूट-पाट किया करते थे । TAH १८५१६ ई०में 
are हेस्टिग्सने मलय प्रायद्वीपके छोरपर स्थित सिंगापुर 
द्वीयपर कब्जा कर लिया, जिससे पूर्वी एशियाका साम- 
रिक दृष्टिसे एक महत्त्वपूर्ण प्रवेश-द्वार ब्रिटिश साम्राज्य- 
के भ्रधीन हो गया । 

लार्ड हेस्टिग्सने कलकत्तामें भ्रनेक सुधार किये, 
feet पानीकी उत्तम व्यवस्था की, सड़कों और पुलों- 
को दुरुस्त कराया, भारतीयोंको शिक्षाके लिए प्रोत्साहित 
किया, लार्ड कानवालिस (दे०)ने मालगुजारी वसूलीको 


न्याय eae अलग करनेके लिए कलक्टर और न्याया- 
धीशके पदोंको जो श्रलग-अलग कर दिया था उसे 
समाप्त कर दिया, न्यायालयोंकी संख्या बढ़ा दी, मद्रास- 
में मालगुजारीकी वसूलीके लिए रैयतवारी प्रथा चलायी, 
बंगालमें जहाँ स्थायी बन्दोबस्तके फलस्वरूप किसान पूरी 
तरहसे जमींदारोंकी दंधापर oft थे, उन्हें कुछ सीमा 
तक सुरक्षा प्रदान की तथा १७६६ ई०में समाचा र-पत्रों- 
पर लागूकी गयी सेंसर प्रथा समाप्त कर दी। ATS 
हेस्टिग्सका प्रशासन-काल बड़ा गौरवपूर्ण रहा, परन्तु 
अन्तमें उसपर कलंकका एक धब्बा लग गया। ATS 
हेस्टिग्सकी साहुकारीका काम करनेवाली TAT एण्ड 
कम्पनीपर बड़ी क्पादृष्टि रहती थी | उसके एक साझी- 
दारकी शादी जिस रमणीसे हुई थी, गवनेर-जनरल 
उसका अभिभावक था। यद्यपि कम्पनीके संचालकोंने 
निर्णय दिया fe até हेस्टिग्सने भ्रष्टाचारकी नीयतसे 
कोई कार्य नहीं किया तथापि उन्होंने उसके कार्योंकी 
निन्‍दा प्रवश्य की । लाड्ड हेस्टिग्सने इस्तीफा दे दिया 
झौर वह १८२३ ई०में इंग्लेंड वापस ale गया | १८५२६ 
ई०में उसकी मृत्यु हो गयी 1 

हेस्टिग्स, वारेन (१७३२-१८१८ ई०)-बंगालका पहला 
गवर्नर-जनरल था | उसका जन्म एक साधारण घरानेमें 
हुआ था । भ्रपने चाचाकी सहायतासे उसने शिक्षा प्राप्त 
की । १८ सालकी उम्रमें एक लिपिककी हैसियतसे ईस्ट 
इंडिया कम्पनीकी नौकरी कर ली और १७४५० FoF 
कलकत्ता पहुँचा | कम्पनीकी एक फैक्टरीमें तीन वर्षतक 
प्रशिक्षण प्राप्त करनेके बाद उसकी नियुक्ति कासिम 
बाजार (दे०)में कर दी गयी । १७५६ ई०में जब नवाब 
सिराजुद्दौला (दे०)ने कासिम बाजारपर कब्जा किया 
तो उसे भी बन्दी बना frat बादमें उसे छोड़ दिया 
गया at दूसरे ste भगोड़ोंके साथ वह भी फुल्टा 
चला गया | १७५७ Goh sates और वाटसनने कल- 
कत्तापर फिरसे कब्जा करनेके लिए जो हमला किया, 
उसमें ag भी शामिल था। क्लाइवने उसे मुशिदाबादके 
दरबारमें रेजिडेंट नियुक्त कर feat) १७६१ ई०में वह 
वैन्सीटार्टकी श्रध्यक्षतामें बंगाल कौंसिलका सदस्य नियुक्त 
किया wat) हेस्टिंस्स कम्पनीके नौकरोंको खानगी 
व्यापारकी छूट देनेकी नीतिके विरुद्ध था। उसने उस 
नीतिका भी विरोध किया जिसके फलस्वरूप नवाब 
मीरकासिम (दे०)से कम्पतीकी लड़ाई हुई। १७६४ 
ई०में बकसरकी लड़ाईके बाद उसने इस्तीफा दे दिया 
OT STATA उसने दलालोंके मार्फत लकड़ीका व्यापार 


fey 


yo 


हेस्टिग्स, वारेन 





करके जो दौलत इकट्‌ठी की थी, उसे लेकर इंग्लैंड 
वापस चला गया । १७६६ ई०में वह मद्रास कौंसिलका 
दूसरा प्रधान सदस्य बनकर पुनः भारत लौट प्राया । 
हेस्टिग्स जिस जहाजते भारत at रहा था उसमें बैरन 
इमहोफकी पत्नी मेरिया भी सवार थी। दोनोंका परिचय 
हो गया | हेस्टिंग्स विधुर हो चुका था। बादमें उसने 
मेरियाप्ते शादी कर ली। मद्रासमें हेस्टिग्सने बड़ी योग्यता- 
के साथ कार्य किया और १७७२ ई०में वह बंगाल 
कौंसिलका प्रेसीडेंट नियुक्त कर दिया गया। इस तरह 
vo वर्षकी अ्रवस्थामें arta हेस्टिग्स बंगालका गवर्नर 
बन गया । १७७३ ई०का रेग्यूलेटिंग ऐक्ट पास होने१र 
बह बंगालमें फोर्ट विलियमका गवनेर-जनरल' wala, 
भारतमें ब्रिटिश राज्यका पहला गवने र-जन रल बन गया | 

१७७२ ई०में बंगालका गवर्नर बनाते समय कम्पनी- 
के संचालकोंने arta हेस्टिग्सकों पहला काम ag सौंपा 
था कि वह उस दोहरी शासन व्यवस्था (दे०)को समाप्त 
कर दे जिसकी स्थापना क्लाइवने की थी ate कम्पनीको 
प्रत्यक्ष रीतिसे दीवान बना दे अर्थात्‌ कम्पनी मालगुजारी- 
की वसूलीके लिए सीधे अपने झ्रादमियोंकी नियुक्ति करे। 
od तक नायब दीवानकी हैसियतसे मालगुजारीकी 
वसूली मुहम्मद रजा खाँ atte राजा शिताब रायके हाथ- 
में थी GE उनके पदसे cay करके उनपर मुकदमा 
चलाया गया, परंतु dat उन्हें बरी कर दिया गया। 
कलकत्तामें बोर्ड आफ रेवेन्यू (दे०)की स्थापना की गयी, 
जिसे मालगुजारीकी वसूलीका सारा कार्य सौंप दिया 
गया। खजाना मुशिदाबादसे कलकत्ता ले आया TAT | इस 
रीतिसे कलकत्ता एक प्रकारसे ब्रिटिश भारतकी राजधानी 
बन गया । नवाब AT जाफर (दे०)के एक पोतेको 
बंगालका नया नवाब बनाया गया था। वह अभी बालक 
था। उसका भत्ता घटाकर श्राधा (१६ लाख रुपया) 
कर दिया गया और मुन्नी बेगमको उसका अभिभावक 
नियुक्त कर दिया गया। १७७१ ई०के बाद सम्राद्‌ शाह 
झालम पूरी तरह मराठोंका भआ्राश्चित हो गया था। 
क्लाइवने उसे २६ लाख रुपया वार्षिक नजराना देना 
स्वीकार किया था । वारेन हेस्टिग्सने उसे भी बंद कर 
feat | क्लाइवने उसके aaa लिए कोड़ा और इलाहा- 
बादके जो जिले दिये थे वे भी वापस ले लिये गये और 
पचास लाख रुपयेमें श्रवधके नवाबके हाथ बेच दिये 
गये। हेस्टिग्सने wars नवाबके साथ दोस्तीकी जो 
नीति बरती, उसके फलस्वरूप १७७४ ई०में उसे रुहेला- 
युद्ध (दे०) में उतरना पड़ा। रुहदेलोंको हरानेमें कोई 


कठिनाई नहीं हुई, परन्तु जिस नीतिके फलस्वरूप रुहेला 
युद्ध हुआ और अंग्रेजी सेताने रुहेलखंडमें जो अत्याचार 
किये उसकी बादमें तीव्र आलोचना हुई और ब्रिटिश 
पारलियामेंटमें हेस्टिंस्सपर Ala areas किये गये । 
हेस्टिग्सने बंगालमें मालगुजारीका बंदोबस्त शुरूमें 
पांच सालके ठेकेपर किया, बादमें वाबिक ठेका दिया जाने 
लगा | उसने बंगालमें पुलिस are फौजकी नयी व्यवस्था 
की | उसने जिलोंका प्रबंध करने तथा दीवानी मुकदमे 
सुननेके लिए अंग्रेज कलक्टर नियुक्त किये और उनके 
सहायकके रूपमें भारतीयोंकी नियुक्ति की। उसने कल- 
कत्तामें दो श्रपील अदालतें स्थापित कीं। एक सदर 
दीवानी अदालत कहलाती थी, जिसका काम दीवानी 
मुकदमोंको सुनना था। इसकी अध्यक्षता गवनर-जनरल 
करता था और उसकी कॉंम़िलके चारों सदस्य उसके 
साथ बैठते थे। दूसरी सदर निजामत अ्रदालत कहलाती 
थी, जिसकी अ्रध्यक्षता नायब नाजिम करता था और 
ag फौजदारीके मामलोंकी भ्रपील सुनती थी । इस प्रकार 
atta हेस्टिंग्सने नागरिक प्रशासनकी एक सुदृढ़ नींव 
रखी । बादमें लार्ड कारनंवालिस (दे०)ने उस नींवपर 
नागरिक प्रशासनकी TH TAS इमारत तैयार की । 
रुहेला-युद्धके बाद ही रेग्यूलेटिंग tae (दे०) लागू 
हो गया ate वारेन हेस्टिग्स पहला गवनेर-जनरल बन 
गया। उसकी कौंसिलमें चार सदस्य थे, जिनमें तीन 
संदस्य--जन रल जान क्लेवरिंग, जार्ज मोनसन तथा सर 
फिलिप फ्रांसिस शुरूसे उसके विरोधी थे। कौंसिलका 
चौथा सदस्य रिचर्ड बारवेल ही उसका एकमात्र समर्थक 
था। चूंकि कौंसिलके निर्णय बहुमतसे fra जाते थे, 
इसलिए arta हेस्टिस्सको कौंसिलसे बराबर संघर्ष करना 
पड़ता था। यह संघर्ष छह साल तक चलता रहा | इससे 
उसके लिए प्रशासन चलाना बड़ा कठिन हो गया था। 
यदि हेस्टिग्सको छोड़ कर दूसरा Aart होता तो वह्‌ 
अपना पद छोड़ कर भाग जाता । परन्तु हेस्टिग्स असा- 
घारण रूपसे ads तथा धैयंवान व्यक्ति था। श्रक्सर 
कौंसिलका बहुमत उसके विरुद्ध रहता था भौर उसे 
उन निर्णयोंको स्वीकार करता पड़ता था जिन्हें वह 
उचित नहीं समझता था। फिर भी हेस्टिग्सने हार नहीं 
मानी | stat उसके दो विरोधियों-मोनसन और 
क्लेवरिंगको मौतने हरा दिया site तीसरे विरोधी 
फ्रांसिसकों उसने एक द्वन्द्व-युद्ध में घायल कर दिया झौर 
ae १७८० Sof भारतसे चला गया। इसके बाद 
प्रशासनपर पूर्ण रूपसे हेस्टिंग्सका नियंत्रण स्थापित हो 


हेस्टिग्स, arte 

Ta हेस्टिग्सको दीघंकाल तक कौंसिलके सदस्योसे 
जो संघर्ष करना पड़ा, उसके फलस्वरूप उसके चरित्नकी 
अ्च्छाइयाँ ate बुराइयाँ दोनों उभड़ कर सामने 
आ्रायीं। महाराजा नन्‍्दकुमार, बनारसके राजा चेतसिंह, 
भ्रवधकी बेगमों ager जिन-जिन लोगोंने उसके 
विरोधी सदस्योंका समर्थन प्राप्त करनेका प्रयत्न किया, 
उन सबका वह घोर शत्रु हो गया और उन्हें उसकी 
प्रतिहिंताका शिकार बनना पड़ा | नंदकुमार (दे०)कों 
फांसी दे दी गयी; राजा चेत्सिहकों पहले गैरकानूनी 
तथा अनुचित रीतिसे दंडित करके उससे विपुल घन 
ओर फ़ौजोंकी मांग की गयी और dat उससे उसका 
राज्य छीन लिया गया; अवधकी बेगमें (दे०) अपमा- 
fra की गयीं और बर्बादीसे बचनेके लिए उन्हें wafer 
रीतिसे अपनी निजी जायदादसे बहुत-सा धन देनेके 
लिए विवश किया गया। इन सभी घटनाझ्रोंकों बादमें 
हेस्टिग्सके विरुद्ध महाभियोगमें लगाये गये श्रारोपोंका 
श्राधार बनाया गया । यद्यपि वह सभी आरोपोंसे बरी 
कर दिया गया ale उसके विरुद्ध महाभियोगकी कारं- 
वाई सफल नहीं हो सकी, तथापि ब्रिटिश सरकारने 
उसे fare’ at पदवी नहीं प्रदान की, जिसके लिए वह 
भ्रत्यनत लालायित था। इससे मालूम पड़ता है कि 
ब्रिटिश जनमत उक्त घटनाओंके सम्बन्धमें arta हेस्टिस्स- 
का प्राचरण श्रौचित्यपूर्ण नहीं मानता था । 

यदि arta हेस्टिग्सके चरित्नमें धनलोलुपता ate 
प्रतिहिसात्मकताके रूपमें दो बड़ी बुराइयाँ थीं तो उसमें 
दो बड़ी अ्रच्छाइयाँ भी थीं। उसमें श्रदम्य मानसिक 
दृढ़ता थो । इसके साथ ही उसमें areas उपाय ढूंढ 
निकालनेकी गजबकी सूझबूझ थी। उसके इन्हीं दोनों 
गुणोंक कारण भारतमें नवस्थापित ब्रिटिश साम्राज्यके 
अस्तित्वके लिए १७७४५ से १७८२ ई०के बीच जो भयं- 
कर खतरा उपस्थित हो गया था, वह टल गया । 
१७७५ fo मराठोंसे युद्ध शुरू हो गया; wre वर्ष 
भ्रमरीकाका स्वाधीनता-संग्राम area gt गया wk 
उसके बाद ही फ्रांस, स्पेन तथा हालैण्डसे संघर्ष छिड़ गया । 
तीन साल बाद १७७६ ई०में निजामने मैसूरके हैदर भ्रली 
तथा मराठोंके साथ मिलकर अ्रंग्रेजोंको निकाल बाहर 
करनेके लिए एक शक्तिशाली संघ बना लिया। १७७६ 
ई०में मराठोंने कर्नल कैमककी फौजोंको इस तरह दबोच 
लिया कि उसे बड़गांवका समझोता (दे०) करना पड़ा। 
श्रगले साल हैदर भलीने कर्नोटकपर हमला बोल दिया, 
बेलीके नेतृत्त्वमें एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी काट डाली, 


Yok 
erent जबदंस्त लूटपाट की और प्रार्काटपर कब्जा 
कर लिया । हैदर भ्रलीकी फौजको १७८१ ई०में पोर्टो 
नोवोमें हार खानी पड़ी, परन्तु इसके बदलेमें हैदर श्रली- 
के लड़के टीपू सुल्तानने १७८५२ foe तंजौरमें ब्रेथवेटके 
नेतृत्त्वमें एक अंग्रेजी फौजजा सफाया कर दिया। उसी 
समय एडमिरल डी सूफ़ांके नेतृत्त्वमें एक फ्रेंच जंगी बेड़ा 
भारतीय तटपर AT धमका । इन सब TATA कारण 
भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यका अस्तित्व खतरेमें पड़ गया 
था, परन्तु gfe तनिक भी विचलित नहीं gat 
उसने way पुरुषार्थंका परिचय दिया। उसने गोडार्ड 
(दे०)के नेतृत्त्में एक फौज भेजी, जिसने १७८० FoF 
मध्य भारतको पार करके वसईपर कब्जा कर लिया 
उसने एक दूसरी फौज पौफमके नेतृत्त्वमें भेजी, जिसने 
ग्वालियरका किला सर कर लिया। इससे प्ंग्रेजोंको 
खोयी हुई प्रतिष्ठा फिरसे मिल गयी । हेस्टिंग्सने चतुरता- 
पूर्ण कूटनीतिके द्वारा भोंसले श्रौर शिदेकों प्रंग्रेजोंके 
विरुद्ध संगठित मराठा संघसे फोड़ लिया ate शिन्देकी 
मध्यस्थतासे मराठोंके साथ साल्बाईकी संधि कर ली । 
इस प्रकार पहला मराठा-युद्ध समाप्त हो गया AIT 
उसके फलस्वरूप साष्टी HATH कब्जेमें श्रा गया | 

हेस्टिग्सने दक्षिण भारतमें भी इसी प्रकारका पुरु- 
ord दिखाया । उसने मद्रासके गवर्नरको निलम्बित कर 
दिया ae सारे अपयशको धो डालनेके लिए at waz 
aed नेतृत्वमें एक कुमुक बंगालसे भेजी | उसने पियसंके 
नेतृत्वमें एक gad फौज स्थल-मार्गसे बंगालसे मद्रास 
भेजी.। उसने १७५० ई०में निजामको गुन्टूरका इलाका 
देकर फोड़ लिया था। १७८५२ ई० में मराठोंके साथ 
साल्बाईकी संधि करके उसने अंग्रेजोंकी निकाल बाहर 
करनेके लिए निजाम द्वारा १७७६ ई० में बनाये गये 
संघको एक प्रकारसे समाप्त कर दिया। इस प्रकार 
sat फौजोंको aaa मैसूरकी फौजोंसे लोहा लेना 
पड़ा । १७८२ ई० में हैदर अ्रलीकी मृत्यु हो गयी भौर 
उसके उत्तराधिकारी टीपू सुल्तानने १७८४ fo तक 
प्रंग्रेजोंसे लड़ाई जारी रखी । १७८४ ई०में उसके साथ 
मंगलूरकी संधि हो गयी, जिसके द्वारा दोनों पक्षोंने एक 
दूसरेके जीते हुए इलाके लौटा feat मंगलूरकी संधिमें 
हेस्टिंग्सका हाथ नहीं था भौर उसकी शर्ते' उसे मंजूर 
नहीं थीं। यह संधि मद्रास सरकारके प्रयाससे हुई थी, 
जो शांति-स्थापनाके लिए भत्यधिक उत्सुक थी। इस- 
लिए हेस्टिग्सने संधिका विरोध नहीं किया । सब मिला 
कर हेस्टिग्सने युद्धौालमें जो कूटनीतिक तथा सेनिक 


a: 


५०६ 


सफलताएँ प्राप्त कीं, उनपर कोई भी प्रशासक' उचित 


रीतिसे गव॑ कर सकता था श्रौर इसीके प्राधारपर उसकी 
गणना भारतके सबसे महान गवर्नर-जनरलोंमें की 
जाती है। 
हेस्टिग्सको पिटका इण्डिया ऐक्ट (१७८४ ई०) 
पसंद नहीं था, इसलिए उसके पास होनेके बाद उसने 
१७८५ ई० में गंवर्नर-जनरलके पदसे इस्तीफा दे दिया 
और इंसलैण्ड वापस लौट गया। तीन साल बाद वारेन 
हेस्टिग्सपर बीस आरोपोंके प्राधारपर महाभियोग चलाया 
गया। इनमेंसे मुख्य भ्रारोप बनारसके राजा चेतसिह 
तथा श्रवधकी बेगमोंके साथ उसका दुव्येवहार तथा 
उपहार तथा घूस लेना था। महाभियोगकी काररवाई 
सात वर्ष तक चली ake wae वारेन हेस्टिंग्सको सभी 
आरोपोंसे बरी कर दिया गया | उसकी मृत्यु १८५१८ Fo 
में ८६ वर्षकी qt इंग्लैण्डमें हुई । 
हैदर अली खां-१८ वीं शताब्दीके मध्यका एक वीर योद्धा, 
जो प्रपनी योग्यताके बलपर मैसूरका शासक बन गया । 
वह मैसूरके शक्तिहीन हिन्दू राजाके प्रधानमन्त्री (दल- 
बाई) नानराजकी सेवामें नियुक्त था | बादमें हैदरअलीने 
दलबाईसे शासनसत्ता भ्रपने हाथमें ले ली। कुछ समय 
बाद उसने राजाको At areca कर दिया और १७६१ 
ई० में स्वयं मैसूरकी गद्दीपर बैठ गया । उसने बहुत 
weal ही बदनौर, कनारा तथा दक्षिण भारतकी छोटी- 
छोटी रियासतोंको जीत कर rae र।ज्यमें मिला लिया । 
यद्यपि वह sacs था, तथापि बहुत कुशल शासक और 
योग्य सेनापति सिद्ध हुआ । वह राज्यके सारे काम अपने 
सामने बहुत द्रुत गतिसे निबटाता था। सभी लोग बड़ी 
श्रासानीसे उससे भेंट कर सकते थे। उस जमानेके मुस्लिम 
शांसकोंमें हैदरअली सबसे सहिष्णु शासक माना 
जाता aT | 
उसे बड़ी कठिन स्थितिका सामना करना पड़ा। 
हैदराबादका निजाम, मराठे ate अ्रंग्रेज सभी उसके 
शत्रु हो गये । इन तींनोंने १५६६ fo में इसके विरुद्ध 
संधि कर ली । किन्तु हैदरप्रली कठिनाइयोंसे घबड़ाता 
नेथा। उसने जल्द ही मराठोंकों aot are मिला 
लिया और fat sitet site froma’ जम कर लोहा 
लिया। उसने मंगलौरपर पुनः कब्जा कर लिया, बम्बई 
स्थित sitet सेनाक़ो पराजित किया, १७६८ ई० में 
मद्रासके पाँच मील निकट पहुँच गया तथा भ्रंग्रेजोंको 
अपने प्रनुकूल संधि. करनेपर बाध्य कर दिया । इस 
संधिके प्रनुसार श्रंग्रेजोंने हैदरप्रलीके विजित प्रदेशोंपर 


हैदर अली खाँ-हैदराबाद 
उसके आधिपत्यकों मान लिया और यह वायदा किया 





कि जब कभी मैसूरपर हमला होगा, अंग्रेज हैदरअलीकी 
मदद करेंगे । इस प्रकार अंग्रेजोंपर पहली विजय प्राप्त 
करनेसे हैदरअलीकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी । १७७१ 
ई० में मराठोंने मैसूर राज्यपर हमला बोल दिया। 
अंग्रेजोंने अपना वायदा पूरा नहीं किया और हैदरमप्रली- 
की कोई सहायता नहीं की । हैदरप्रली ate मराठोंमें 
संधि हो गयी । बादमें उसने मराठों और निजामसे 
समझौता किया कि ये तीनों मिलकर अ्रंग्रेजोंको मार 
भगायें । इस बीच म्ंंग्रेजोंने फांसीत्ती बस्ती माहीपर 
भी कब्जा कर feat था, जो हैदरभअलीके राज्यके प्रन्त- 
गंत था । 
हेदरप्रली तूफानक्ी भाँति कर्नाटकपर चढ़ बैठा, 

कर्नल बेलीकी सेनाको चीर दिया और भ्रर्काटपर कब्जा 
कर लिया । लेकिन मराठों और निजामने हैदरअलीको 
घोखा दिया ate aaa लालचमें ar गये। फलतः 
हैदरझली अकेला पड़ गया और १७८१ ई० में पोर्टो 
नोवोके Tet अ्रंप्रेज जनरल सर शभ्रायरकूटसे पराजित 
हुआ । लेकिन इसके बाद भी हैदरभ्लीने कर्नल बैथवेट- 
की सेनाको पराजित feat हैदरमप्रली कैंसर रोगसे 
पोड़ित था। जब युद्ध चल रहा था, तभी ७ दिसम्बर 
१७८२ fo को उसका देहान्त हो गया। उसके लड़के 
टीपू सुल्तानने युद्ध जारी रखा और द्वितीय मैसूर-युद्धमें 
भी प्रंग्रेजोंपर विजय प्राप्त at हैदरप्रलीको उसके 
देशवासियोंने सहायता नहीं दी, फिर भी उसने भ्रकेले ही 
sass sent लोहा लिया | (aster fefar हैदर- 
अली और टीपू सुल्तान; Gro विलक्स लिखित वक्षिण 
भारतके ऐतिहासिक रेखाचित्र, अंग्रेजोमें) 

हैदरशाह-कश्मी रके शासक जैनुल प्राब्दीनका द्वितीय पुत्र, 
जिसने १४७० से १४७२ ई०तक शासन किया । उसने 
कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया । वह aga et महल- 
में शराबके नशेमें गिरकर मर गया । 

हैदराबाद-संप्रति cist प्रदेशकी राजधानी। यह पहले 
निजामके राज्यकी राजधानी था, जो भारतकी सबसे बड़ी 
मुसलमानी रियासत थी। इस नगरकी स्थापना १५५६ 
ई० में कुतुबशाही सुल्तानोंमें stat सुल्तान मुहम्मद 
कुलीने की । यह नगर क्रृष्णा नदीकी एक शाखा मूसीके 
दाहिने cere स्थित है। नगर रमणीक स्थानपर बता 
gars नगरमें बहुत सी शानदार इमारतें हैं, जिनमें 
निजामकी कोठी, रेजीडेंसी ate मक्का मसजिद उल्लेखब- 
fa हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 


(6९ 


भ्र्ण्ष 


होम रूल लोग-हयुएनत्सांग अयवा युवानच्वाडः 








होम ee लीग-इसकी स्थापना वाल गंगाधर तिलक 
(दे०)ने प्रश्नेल १९१६ ई०में पूनामें की | श्रगले सितम्बर- 
में इसी नामसे एक दूसरी संस्था एनी tHe (दे०)ने 
कलकत्तामें स्थापित की । भारतीयोंको लीग-कांग्रेस योजना 
(दे०)के झाधारपर, जो १६९१६ ई०में लब्व॒नऊमें तेयार 
की गयी थी, होमछूल (स्वराज्य) दिलानेके लिए दोनों 
लीगोंने संयुक्त रीतिसे श्रांदोलन किया । होमरूल लीग 
बहुत थोड़े दिन चली, क्योंकि उसके नेतागण भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसके समर्थक थे और कांग्रेसने जब तत्काल 
स्वराज्यकी स्थापना को प्रपना ध्येय बना लिया, दोनों 
लीगोंका कांग्रेसमें विलयन हो गया । 

होयसल वंश-११११ ई०के आसपास मैसूरके प्रदेशमें fafer 
अथवा विट्टिदेवसे इसका प्रारम्भ हुआ। उसने अपना नाम 
विष्णुवर्धन (दे०) रख लिया और ११४१ ई० तक राज्य 
fear | उसने द्वार समुद्र (प्राधुनिक हलेविड) को अपनी 
राजधानी बनाया | वह पहले जैन धर्मनुयायी था, बादमें 
वैष्णव मतावलम्बी हो गया। उसने बहुतसे राजाओ्ोंको 
जीता ate हलेबिडमें सुन्दंर विशाल मन्दिरोंका निर्माण 
कराया। उसके Ta वीर aaa (११७३-१२२० ई०)- 
ने देवगिरिके यादवोंको coed किया ale होयसलोंको 
दक्षिण भारतका सबसे शक्तिशाली राजा बना दिया, जो 
१३१० fo तक शक्तिशाली बने रहे । १३१० fot 
सुल्तान भ्लाउदृदीन खिलजी (दे०)के सेनापति मलिक॑ 
काफूरके नेतृत्वमें मुसलमानोंने उनके राज्यपर हमला 
किया, राजधानीपर कब्जा कर लिया भ्रौर राजाको बंदी 
बना लिया। सुल्तान अ्रलाउद्दीन खिलजीने sat 
१३२६ ई०में इस वंशका sit कर दिया । 

ewe बंश तथा राज्य-इसकी स्थापना मल्हार रावने 
की, जिसने दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम (१७२०-४० 
ई०) के सेनापतिकी हैसियतसे ata लड़ाइयाँ जीतीं । 
मालवाका दक्षिण-पश्चिमी भाग उसके कब्जेमें श्रा गया 
we उसने इन्दोरकों भ्रपनी राजधानी बनाया । उसकी 
मृत्यु १७६४ ई०में हुई। उसका एकमात्र पुत्र खाँडेराव 
दस साल पहले at चुका था, इसलिए saat da 
मल्लेराव ( १७६४-६६ fo) उत्तराधिकारी हुआ । 
परन्तु वह बहुत श्रयोग्य शा थक सिद्ध gor भर प्रशासन- 
का भार ats रावकी विधवा महारानी अहिल्या बाई 
(दे०)ने dang frat । 

अ्रहिलया WET १७६५ से १७९५ Fo TH राज्य- 

का शासन बड़ी सफलताके साथ चलाया। १७६५ FoF 
उसकी मृत्यु होनेपर, एक दूरके सम्बन्धी तुकोजी होल्कर- 


को, जिसे अहिल्याब्राईने १७६७ ई०में सेनापति नियुक्त 
किया था, राज्य प्राप्त हुआ । तुकोजीने केवल दो साल 
राज्य किया और उसकी मृत्यके बाद उसका तीसरा 
लड़का जसवन्तराव प्रथम गद्दीपर बैठा, जिसने १७६८ से 
१८११ fo तक राज्य किया । दौलत राव fra 
प्रतिद्वन्द्विताके कारण, जसवंतराव gene पहले तो दूसरे 
मराठा-युद्धसे TAT रहा, फिर अप्रैल १८०४ ई०में, जब 
पेशवा और शिन्दे हार चुके थे, उसने अ्रबुद्धिमत्तापूर्वक 
अंग्रेजोंके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। शुरूमें उसने 
aia मौन्‍्सनके नेतृत्ववाली अंग्रेजी सेनापर विजय पायी, 
परन्तु वह दिल्‍लीपर कब्जा करनेमें विफल रहा । उसकी 
सेना दीगकी लड़ाईमें हार गयी और चार दिन बाद वह 
भी परास्त हुआ । परन्तु अंग्रेज सेना भरतपुरका किला 
सर न कर सकी। उधर लार्ड वेलेजलीको भारतसे वापस 
बुला लिया गया । इससे जसवतराव म्ंग्रेजोंके साथ अत्यंत 
mea शर्तोपर संधि कर लेनेमें सफल हो गया । उसे 
अपने राज्यका कोई हिस्सा गंवाना नहीं पड़ा और उसकी 
स्वतंत्रता बनी रही । परंतु, इसके बाद ही जसंबंतराव 
पागल हो गया और १८११ ई०में उसकी मृत्यु हो गयी। 
उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी Hegre राव होल्कर 
द्वितीय (१८११-३३ ई०) तीसरे मराठा-युद्ध (१८१७० 
ई०) में सम्मिलित हुआ और दिसम्बर १८१७ ई० में . 
महीदपुरकी लड़ाईमें भ्रग्नेजोंसे हार गया। उसे विवश 
होकर मंदसोरकी संधि (ware १८१८ fo) करनी . 
पड़ी, जिसके. द्वारा उसने अपने राज्यमें श्राश्चित सेना 
तथा राजधानी इंदौरमें स्थायी रूपसे ब्रिटिश रेजीडेंट 
रखना मंजूर कर लिया, राजपूतानेके राज्यपर अपना 
सारा आधिपत्य छोड़ दिया तथा नमंदाके दक्षिणका 
सारा प्रदेश अ्रंग्रेजोंको सौंप दिया । इस प्रकार होल्कर 
सारी स्वतन्त्रता खोकर एक रक्षित राजा बन गया । 
बादमें इंदौरकी गद्दीपर जो great वंशज जा बैठे, वे 
fare भ्रपने राग-रंगमें डूबे रहते थे और उन्हें अपनी 
प्रजाकी भलाईकी कोई चिन्ता नहीं थी। उनमेंसे एक 
राजा कुख्यात ह॒त्याकांड-सम्बन्धित हो गया भर उसे 
अ्रपनी गद्दी छोड़नी पड़ी । होल्कर वंशके राजा लोग 
१६४८ fo तक शासन अथवा कुशासन करते रहे, जब 
उनके राज्यका भारतीय गणराज्यमें विलयन हो गया । 
हम एनत्सांग अथवा युवानच्चाइ (६००-६४ ई०)-एक 
चीनी बौद्ध भिक्षु और विद्वान्‌ , जो बौद्ध धर्मके ग्रंथोंकी 
खोजमें ६३० fo में भारत भ्राया। वह चीनसे गोबी 
रेगिस्तानके TA होकर प्रानेवाले ३००० मील लम्बे 


ह॒थुएनत्सांग अथवा युवानच्वाइ-हयूस, एलन आक्टेवियन 


Kok 





प्रत्यन्त BTA मार्ग को-पार कर काबूल पहुँचा जो भारत- 
का प्रवेश-द्वार है। उसने अ्रपनी वापस की यात्रा दक्षिणी 
ante at, जो पामीस्को परर करके काशगर, यारकंद, 
खोतान तथा लोप-नोर जाता है। उसने यात्रामें जिस 
TH खतरे उठाये, उनसे उसके साहस, at और दृढ़- 
संकल्पका परिचय मिलता है। 

वह भारतमें ६३० से ६४३ Go तक रहा ! उसने 
सारे भारतका भ्रमण किया और agile लगभग सभी 
राज्योंको देखा । ag हर्षवर्धन (20) के राज्यमें ms 
साल (६३४५-४३ fo) रहा । हषंवर्धनका साम्राज्य 
उस समय सारे उत्तरी भारतमें विस्तृत था। ae 
उसका खुले हृदयसे स्वागत किया और उसके प्रति 
अत्यधिक met भाव प्रकट किया। वह ade राजमहल- 
के निकट मिला और उसके साथ कन्नौज और फिर 
प्रयाग गया। दोनों स्थानोंपर उसने विराट धामिक 
महोत्सवोंमें भाग लिया । प्रयागमें महाराजाधिराज ह्ष- 
ada हर पाँचवें वर्ष एक महोत्सव करता था। युवान 
च्वाइुने प्रयागके जिस महोत्सवमें भाग लिया, वह इस 
प्रकारका छठा महोत्सव था। 

ह्यएन त्सांग बौद्धधमंके महायान सम्प्रदायका अनु- 
ay था | उसका बौद्ध-धर्मका ज्ञान अत्यंत विशद था। 
उसने अ्रपनी aaa वृत्तांत लिखा है जो बारह खंडोंमें 
है। भारतकी लम्बी यात्राके दौरान उसने जो कुछ देखा 
उसका अत्यन्त विशद वर्णन किया है। उसकी पुस्तकसे 
हमें सातवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें विद्यमान भारतकी राज- 
नीतिक, सामाजिक, धामिक तथा आ॥राथिक अ्रवस्थाके 
बारेमें बहुमूल्य सूचनाएं मिलती हैं | ह्ुएन-त्सांग कई 
साल तक नालंदा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी रहा और 
उसने विश्वविद्यालयके जीवनका श्रत्यंत रोचक वर्णन 
किया है। हषव्ध नने ह्मू एन-त्साँगको स्वदेश वापस लौटने- 
के लिए विपुल aa दिया ate सैनिकोंकी एक टुकड़ी 
साथ कर दी । TUT भगवान्‌ Tes शरीरकी 
१५० घातुएँ, उनकी सोने, चाँदी तथा चंदनकी बहुत-सी 
मूत्तियाँ औौर ६५७ हस्तलिखित ग्रंथ लेकर, जितको 
ढोनेके! लिए बीस खच्चरोंकी श्रावश्यकता पड़ी थी, 
६४५ ई० में चीन वापस ater) चीनमें उसका शेष 


जीवन इन बौद्ध deter चीनी भाषामें अनुवाद करनेमें 
बीता। वह ६६४ fo के maa श्रपनी मृत्युसे पूर्व 
इनमें से ७४ प्रंथोंका अनुवाद पूरा कर चुका था। 


wate, एडमिरल् सर एडबर्ड (१७२०-९४ fo )-ब्रिटिश 
नौसेनाका एक भ्रफसर। वह भारतके पूर्वी तटपर 
१७७३ से १७७७ ई० तक और पुनः १७७६ से १७८३ 
ई० तक ब्रिटिश नौसेनाका कमाण्डर रहा। उसने 
१७८० ई० में मंगलूरमें हैंदर lat नौसेना नष्ट कर 
दी । १७५१ ई० में उसने उच लोगोंसे नागपट्‌टम्‌ छीन 
लेनेमें मदद दी, १७८२ ई० में उसने sa लोगोंसे 
लिकोमले छीन लिया । परन्तु फ्रेंच लोगोंके खिलाफ उसे 
कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली | १७८२से८३ fo 
में उसने मद्रास और fash बीच एडमिरल डी 
gait नेतृत्ववाले फ्रेंच बेड़ेसे पाँच बार युद्ध किया, 
परन्तु उसका कोई निर्णयात्मक फल नहीं निकला । 
इसके बाद वह भारतमें इकट्ठी की गयी बहुत बड़ी 
दौलत लेकर इंग्लेण्ड वापस लौट गया। उसने फिर 
किसी नौसैनिक बेड़ेका नायकत्व नहीं किया । 


UH, एलन आपटेवियन (१८२९-१९१२ ई० )-हेलीवरी- 
में शिक्षा आ्राप्त की और १८४६ ई० में बंगालमें इंडियन 
सिविल afaat sae fear) पदोन्नति करते हुए 
पश्चिमोत्तर प्रांतमें वह eq वोडेका सदस्य नियुक्त 
हुआ | गदरके समय इटावामें मजिस्ट्रेट था। १८८२ go 
में इडियन सिविल स्विससे अवकाश ग्रहण किया, किन्तु 
भारतीय मामलोंमें दिलचस्पी लेता रहा। उसने भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसके संगठनका प्रयास किया। बम्बईमें 
१८८५ fo होनेवाले कांग्रेसके प्रथम भ्रधिवेशनका ag 
संयोजक था तथा जीवन भर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके 
कार्योंमे दिलचस्पी लेता रहा। उसकी गणना कांग्रेसके 
संस्थापकोंमें की जाती है। पहले बीस वर्षों तक 
(१८८५-१६०६ fo). भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका वह 
प्रधान-मन्त्री रहा । उसको तेईसवें अधिवेशनमें भारतीय 
राष्ट्रीय widest पिता ate संस्थापक घोषित किया 
गया | पक्षो-विज्ञानका वह बहुत ASST जानकार था । 
इस विषयपर उसने कई पुस्तकें लिखी हैं । 


५1० 


10. 


फू ३० 2३ [ए इक करन ७२ | ६.5 


A. प्र, 0.-डुबरनिल 
A.M, A, 1.-हावेल 

Cc. H. 1.-कैम्ब्रि० 

9. प्र. 1.-राय ० 

८. प. 1.-फर्गुसन व बंगेंस 
E. D, 8. O. 8,-नौलीस ० 
8. BE. ८. 8.,-मैकगवर्ने ० 
E. प्र. 1.-स्मिथ ० 

E. 1,- इ० Fo 

E. R. 8,-इन ० 

F. M. R, 1,-हबीबुल्लाह० 


. H. 8.-हि० Fo 
. प्र, 1, 8, &.-फर्गूंसन 


H. ए.-हि० sito 


संकेताक्षरोंकी सूची 


15. 
16. 
17. 
18. 
19, 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 


प्र, 1, 1, 8.-कुमारस्वामी 


H. S. 5. 1.-विल्कीन 

I. 0, 0.- ३० का० डा० 

Ind. Ant.-%o Go 

I. S. 8,-भट्टसाली 

7. 8, 0. R. S.-a. fa. उ. fe. सो. 


J.R. A. $.-ज० Wo To सो० 
?, 8. & प्र, 1.-बनर्जी ० 

ए. प्र, A. 1.-राय चौधरी ० 
R.A. 5. W. 1.-बर्गेस 
R.S. A. 8. 1. 0.-राज० ईस्ट० 
S. A. 8,-भदूटाचायेजी ० 

S. O. 5.-सरकार० 


S$) 


परिशिष्ट 
महत्त्वपूर्ण तिथियाँ 


ईसा पूवे लगभग ३१०२-कलियुग संवतका प्रारम्भ; कुरुओों 


और पाण्डवोंके बीच महाभारत 
युद्ध । 

किशमें प्राप्त सिंधु घाटीकी मुहरों- 
की तिथि i 

पाश्वंनाथकी परम्परागत जन्म- 
तिथि। 

fags परंपराके श्रनुसार बुद्धकी 
निर्वाण तिथि । 

महावीरके निर्वाणकी परम्परा- 
गत तिथि । 

डेरियस प्रथमका बहिश्तून अभि- 
लेख । 

चीनी परंपराके श्रनुसार बुद्धकी 
निर्वाण तिथि । 


२७०० 


८१७ 


yyy 


KR 


c 


४१६ 


४८६ 


३२७-३२६ सिकन्दर द्वारा भारतपर भ्राक्रमण | 


WR 


” 


भारतसे सिकन्दरका प्रस्थान । 

बेबीलोनियामें सिकन्दरकी मृत्यु। 
जन्द्रगुप्त Hida सिहासनारोहण । 
भारतीय 


३२५ 

RRR 

RRR 

३०५ सेल्यूकस निकेटरका 

अभियान । 

बिन्दुसारका सिहासनारोहण । 

अशोकका शासन काल | 

मौर्यों वंशका उच्छेदन तथा शुंग 

बंशका प्रवर्तत होना । 

शुंग वंशका पतन झौर कण्व वंश- 

का उदय । 

विक्रम संवतका प्रारम्भ | 

खारवेल-कलिंगका राजा | 

सातवाहन वंशका प्रारम्म । 

कण्व वंशका पतन | 

२ बैक्ट्रिया (बाख्त्री) के दरबारसे 
चीनी सम्राट्के पास जानेके लिए 
बौद्ध भिक्षुभोंका प्रस्थात | 


Re5 


१८५७ 


93 


लगभग 


४७ ईसवी-गोंडो फारस (गुदफर) का ऐतिहा- 


Wn 


१६२-१८२ » 
१८२-२२० ,; 
२२६ ,, 
३२० ,, 
३६० ,, 


४०५-४११ ,, 
४१५-४५४ ,, 
४४४५-४६७ ,, 
४७६ ,, 
५३३ ,, 


५४७ ,, 
५६६ » 


६२६ ,, 


सिक प्रलेख । 
चीनी सम्राट्‌ मिग-ती द्वारा भारत- 
से बौद्ध धर्मग्रंथोंको लानेके लिए 
OTT दूत भेजना | 
भारतीय बौद्ध भिक्षु काश्यप मातंग 
और गोभरणका चीत पहुँचना | 
प्लिनीकी "नेचुरल हिस्ट्री' । 
शक संवत्‌का प्रारम्भ । पंजाबमें 
कुषाण वंशका प्रारम्भ । 
कथाफिश द्वितीयका शासनकाल | 
नाम-रहित राजाका काल | 
नहयान । 
कनिष्कका शासनकाल | 
हुविष्कका शासनकाल | 
वासुदेवका WATT | 
फारसमें सासानी वंशका प्रारम्भ। 
गुप्त युगका प्रारम्भ | 
समुद्रगुप्तके पास सिहली दूत मंडल- 
का ATTA | 
फाहियानका भारत भ्रमण । 
कुमारगुप्त प्रथमका शासनकाल | 
HATH शासनकाल । 
खगोलवेत्ता भ्रार्यभट्‌टका जन्म । 
यशोधर्माने मिहिरकुलको पराजित 
किया। 
BRAT इण्डीकोपल्यूसटस | 
चालुक्य राजा कीतिवर्मा श्रधम- 
का सिंहासनारोहण | 
हषेवर्धतका सिहासनारोहण । 
पुलकेशी द्वितीयका राज्याभिषेक। 
पूर्वी भारतमें शशांक । 
हिजरी सन्‌का प्रारम्भ । 
ह्यूएन सांगकी भारत-यात्ा प्रारंभ। 





४१२ भारतीय इतिहास कोश 
६३४ईसवी-ऐटहोल भ्रभिलेखमें कालिदास और &६८६-&६८७ ईसवी-सुबृक्तगीनका प्रथम झाक्रमण | 
भारविका उल्लेख | ६६७ ,, सुबृक्तगीनकी मृत्यु । 
६३७ ,, भरबोंका सिंधमें थानापर झाक्रमण । Res, सुल्तान महमूदका सिंहासनारोहण। 
६३९ ,, AF ग्चन्‌-स्गम्‌-पो द्वारा ल्हासा १००१ ,, जयपालकी पराजय एवं बलिदान । 
नगरकी स्थापना | १०१२-४४ ,, राजेन्द्र चोल प्रथमका राज्यकाल। 
लगभग ६४२ ,, पुलकेशी द्वितीयकी मृत्यु । १०१५ » सुल्तान महमूद द्वारा कन्नौजपर 
» ौ६४२-६६८ ,, Teta नरेश नरसिंहवर्मा का आक्रमण । 
शासनकाल । १०२६ ,, सुल्तात महमूद द्वारा सोमनाथ 
६४३ ,, हषकी ह्यएन सांगसे भेंट-प्रयागमें मन्दिरकी लूटमार। 
gaat wet पंचवर्षीय सम्मेलन- लगभग १०७६-११४१,, उड़ीसाका राजा, ग्रनन्तवर्मा चोड- 
GTA सांगका प्रस्थान । गंग-पुरीमें जगन्नाथके मन्दिरका 
६४५ ,, ह्युएन सांगका चीन वापस पहुँचना | निर्माण । 
लगभग ६४६-६४७ ,, ह्षवर्धनकी मृत्यु । ». ११०६-११४१,, विष्णुवर्धन होयसलका राज्यकाल 


ny रि४७-६४८ » 


ERY 
६७४ ,, 


६७५-६५५ ,, 
७१०-७११ ,, 


७१२७ 


७१३५ 
७४३-७८६ ,, 


७५३ ,, 
BER » 


८१४-८७७ ,, 
४२६ ,, 

८५७१-६०७ ,, 

Ro 5, 

लगभग &€६२ ,, 
€७३ ,, 
६७७ ,, 
&€८५ ,, 


कामरूपके राजा भास्करवर्मा द्वारा 
वांग ह्यएन-त्सेकी सहायता | 
चीनमें ह्युएन सांगकी मृत्यु । 
विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य और 
परमेश्वरवर्मा प्रथम पल्‍लव | 
नालन्दामें इत्सिंग 1 

मुहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध 
पर आकमण | 

अरब द्वारा विजय-निरुन ie 
अलोरकी विजय-पसिंधके राजा 
दाहिरकी पराजय और मृत्यु | 
मुसलमानों द्वारा मुलतानपर 
अधिकार । 

तिब्बतमें शांतरक्षित aK पद्म 
सम्भव | 

राष्ट्रकूट वंशका प्रारम्भ | 
वत्सराज द्वारा प्रतिहार वंशका 
प्रवर्तन । 

अ्रमोधवर्षका शासनकाल | 
BAT कामरूपका राजा होना | 
आदित्य प्रथम Zee । 

चोल राज परान्तक प्रथमका 
सिंहासनारोहण | 

गजनी साम्राज्यका संस्थापन | 
कल्याणीके चालुक्य वंशका प्रारंभ | 
सुबुक्तरी नका सिंहासनारोहण | 
चोल राजराज महांनका सिंहा- 
सनारोहण । 


११७५ 


११७८ 


रामानुजका धर्म-प्रचार। 
शहाबुद्दीन मुहम्मद गो रीका पंजाब- 
पर आक्रमण और श्रधिकार | 
गुजरातके राजा भीमके हाथों शहा- 
बुद्दीन मुहम्मद गोरीकी पराजय 1 


लगभग ११८५-१२०४,, बंगालमें लक्ष्मणसेनका शासन | 


११६१,, पृथ्वीराजके हाथों तराइनके प्रथम 


युद्धमें शहाबुद्दीत मुहम्मद गोरी- 
की पराजय । 


११६२,, तराइनका द्वितीण युद्ध-शहाबुद्दीत 


मुहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराजकी 
पराजय और प्राणदण्ड | 


११६२- €३ ,, कुतुबुद्दीन द्वारा दिल्लीपर भ्राधि- 


पत्य । 


११६४ ,, चन्दावरके युद्धमें मुसलमानों द्वारा 


लगभग 


कन्नौजके गहड़वाल राजा जयचन्द्र- 
क्री पराजय । 


१२०० fo इख्तियारुद्दीत (बख्तियार खिलजी 


के नामसे प्रसिद्ध ) के नेतृत्वमें 
मुसलमानों द्वारा बंगाल और 
बिहारकी विजय । 


१२०६ ,, शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीकी मृत्यु 


और face सुल्तानके रूपमें 
कुतुब॒द्दीनका सिंहासनारोहण- 
दिल्‍ली सल्तनतका श्रारम्भ | 


१२१० » कैतुबुद्दीनकी मृत्यु । 
१२१०-११ , इल्तुतमिशका शसिहासनारोहण | 
१२२१ ,, चंगेज खांका श्राक्रमण। 


_महत्त्वपूर्ण तिथियाँ 


RR 


५१२३ 





१२२८५ ईसवीं प्रथम wate राजा सुखप द्वारा / लगभग १६२७ ईसवी दिल्लीसे दौलताबादको राजधानी 


कामरूपकी विजय | 


१२३१ » BUT मीनारकी स्थापना । 

१२३६. , इल्लुतमिशकी मृत्यु-फीरोजका 
सिहासनारोहण और सिंहासन- 
च्यूति-रजियाका सिहासना- 
रोहण | 

१२४०. ,, रज़ियाकी सिंहासन-च्युति श्ौर 
हत्या ? 

१२४६-६६ » सुल्तान नासिरुदुदीनका राज्य- 
काल | 


१२६६-८७ ,, गयासुदुदीन बल्बनका राज्यकाल। 


११८८. ,, कायालमें मार्को पोलो । 

१२६० » गुलाम वंशका पतन-जलालुदुदीन 
खिलजीका सिंहासनारोहण । 

१२६२ ,, भलाउद्दीन खिलजीका भेलसापर 
अधिकार-मंगोल झ्राक्रमण | 

१२६४ » अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देव- 


गिरिकी लूटमार। 
१२६६-१३१६,, भ्रलाउद्दीत खिलजीका राज्य- 
काल । 
» गुजरातकी विजय । 
» अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रण- 
थम्भौरपर अधिकार | 
१३०२-०३ ,, अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़पर 
अधिकार-मंगोल आक्रमण | 


१२६७ 
१३०१ 


१३०४५. » शअलाउद्दीनकी मालवा, उज्जैन, 
HST, TAY AT धार-विजय। 

१३०६-०७ ,, मलिक काफूरका देवगिरिपर 
अभियान । 

१३०८ # अलाउद्दीनकी सेना द्वारा बारंगल- 
पर चढ़ाई | 

१३१०. » देक्षिण भारतमें मलिक काफूरका 
अभियान । 

१३१६. » भलाउद्दीनकी मृत्यु-मलिक काफूर- 
की मृत्यु । 

१३१७-१८ , यादव वंशका FST 

१३२० » गयासुद्दीन तुगलकका सिंहासना- 
रोहण । 

११२५ » गयासुद्दीनकी मृत्यु-मुहम्मद 


तुगलकका सिंहासनारोहण | 


१३२६ 


१३३४ 

१३३६ 
लगभग १३३७-३८ 

१३३८-३६ 


१३३६ 


१३४२ 
१३४३ 


१३४७ 
१३५१ 
१३५१-८८ 


१३६३२ 


१३६८ 
१४१४ 
१४२० 


१४२९ 


लगभग १४३०-६६ , 
१४३४-३५ 
१४४३ 
१४५१ 
१४६६ 
१४७२ 
प्‌४८१ 
vox 


१४८६ 


१४६० 


ले जाना । 

» सोनेके स्थानपर ताँबेके सिक्‍कों- 
का प्रचलन | 

» मदुराका विद्रोह। 

yy विजयनगर राज्यकी स्थापना। 

» PITA अभियान | 

बंगालमें स्वतन्त्र सल्तनतकी 

स्थापना | 

शाहमी रकी अझ्रधीनतामें काश्मीर- 

का स्वतन्त्र SAT | 

इब्तबतूताका चीनकी AT प्रयाण । 

बंगालमें शम्शुद्वीन इलियासका 

सिहासनारोहण t 

बहमनी राज्यकी स्थापना | 

» मुहम्मद तुगलककी मृत्यु । 

# फीरोज शाह तुगलकका राज्य- 
काल । 

» जौनपुरकी waa सल्तनतकी 
स्थापना | 

yy पमूरकी चढ़ाई । 

» बैंगालका राजा गणेश । 

» निकोलो कोण्टीका विजयनगर 
OAT | 

» Feat राजधानीका गुल्बर्गंसे 
बीदरको स्थानान्तरण 1 

» भेवाड़ेमें राणा कुम्भका राज्यकाल। 

» उेड़ीसाका राजा कपिलेन्द्र । 

» भब्दुर॑ज्जाककी भारत यात्रा । 

» Grae वंशका पतन-बहलोल 
लोदीका सिंहासनारोहण । 

» गुरु नानकका जन्म । 

» शेरशाहका जन्म । 

» मुहम्मद गवाँकी हत्या । 

» बेहमनी सल्तनतसे बरारका 
पृथक्‌ होना । 5 

» सिकन्दर लोदीका सिंहासना- 

रोहण-बोजापुरकी CATA सल्त- 

नतकी स्थापना | 

अरहमदगरकी CATA सल्तनतकी 

स्थापना | 


” 


” 


” 


” 


५१७ 
२१४ 


भारतीय इतिहास फोश 





१४६३ ईसवी-हुसेन शाहका बंगालका बादशाह 


१४६४ 


१४६७-६८ 


१५०६ 


लगभग १५०६-२७ 
१५१० 


१५१२-१८ 


होना i 
yy WAT फरगानाके सिंहासनपर 
आरूढ़ होना | 

» वास्कोडीगामाकी प्रथम समुद्र- 

यात्रा । 

क्ृष्णदेवरायका सिंहासनारोहण- 
भारतमें पुतंगाली गंवने र,ग्रल्बुकके | 
» मेवाड़में राणा साँगाका राज्यकाल | 

» पुतेंगालियों द्वारा गोवापर 
अ्रधिकार । 

» गोलकुण्डामें ara सल्तनतकी 
स्थापना ! 

» पानीपतका प्रथम युद्ध-बाबरका 
facet सिहासना रोहण-भा रत- 
में मुगल साम्राज्यका प्रारम्भ | 

» खनुआका युद्ध और राणा साँगा- 
की पराजय | 

» गोगराका युद्ध और भ्रफगानोंकी 

पराजय। 

कृष्णदेव रायकी मृत्यु-बाबरकी 

मृत्यु-हुमायूंका सिंहासनारोहण । 

» गुजरातके बहादुर शाह द्वारा 
चित्तौड़पर अधिकार । 

# हमायूँका मालवाको प्रस्थान | 

» हुमायूंसे पराजित होकर बहादुर 

शाहका भागना | 

शेर खाँका बंगालके मुहम्मद 

शाहको TET करना-हुमायूंका 

बंगालपर झ्राक्रमण-गुरुनानककी 

मृत्यु । 

» शेर. ater चौसामें हुमायूंको 
परास्त कर सत्ता ग्रहण करना । 

» Bader कन्नौजमें परास्त होता 

और शरणार्थी बनना । 

उमरकोटमें श्रकबरका जन्म | 

» फारसमें हुमायूं । 

» शेरशाहकी मृत्यु-इस्लाम शाहका 
सिहासनारोहण । 

» gard द्वारा दिल्‍लीके सिहासनपर 
अधिकार। 


" 


’ 


१५५६ ईसवी-हुमायूँकी मृत्यु-अकबरका सिंहा- 


1१५५८ 
१५६० 
१५६१ 
१५६२ 


१५६४ 


१५६५ 
१५६८ 
१५६९ 
१५७१ 
१५७२ 
१५७३ 
११७५ 


GAVE 


१५७७ 


१५७९ 


१५८० 


१५८१ 


१४८२ 


१५८६ 
१५८६ 


सनारोहण-पानीपतका द्वितीय 
युद्ध । 

» सूरवंशका अन्त । 

3 बैरम खाँका पतन। 

yy अकबरकी मालवा-विजय' । 

yy अकबरका HAY राजकुमारीसे 

विवाह-बेगमोंके प्रभावसे मुक्ति । 

अकबर द्वारा जजिया उठा लेना, 

रानी दुर्गावतीको परास्त कर 

उसका राज्य अपने राज्यमें मिल। 

लेना । 

» तालीकोटका युद्ध और विजय- 
नगरका विध्वंस | 

» अकबरका चित्तौड़पर अधिकार । 

» रणथम्भौर और कालंजरपर 
अ्रकबरका अधिकार-उसके पुत्र 
सलीमका जन्म । 

» फतेहपुर सीकरीकी स्थापना । 

» अकबर द्वारा गुजरातपर आधि- 
पत्य 1 

» अकबरके सामने सूरत द्वारा आत्म- 

समर्पण । 

ठुकरोईका युद्ध-प्रकबर द्वारा 

दाऊद खाँकी पराजय | 

» अकबरका AMAA पराभूत 
करना-दाऊद SAY मृत्यु-हल्दी- 
घाट अथवा गोगुण्डाका युद्ध । 

» अकबर द्वारा खानदेशपर 
आक्रमण । 

» WHAT मुज्तहिंद बनानेकी 
घोषणा । 

» बंगाल और बिहारमें विद्रोह । 

APA अपने भाई हकीमके 

विरुद्ध प्रभियान और उसके साथ 

समझौता करना । 

अकबर द्वारा “दीत इलाही"की 

घोषणा । 

» अकबर द्वारा कश्मीरपर ग्राधिपत्य। 

» टीडरमल और भगवानदासकी 
मृत्यु ॥ 


५5१5 
महत्त्वपूर्ण तिथियाँ 





१५६१ ईसवी-भ्रकबर द्वारा सिंधकी विजय । 


१५६२ 


१५६५ 


१५६७ 
१६०० 


१६०१ 


१६०२ 


१६०४ 


१६०६ 


१६०७ 


१६०५८ 


१६०६ 


१६११ 


१६१२ 


१६१३ 


१६१५ 


» AAA साम्राज्यमें उड़ीसाका 
शामिल होना । 

yy UAT द्वारा अ्रहमदनगरका घेरा- 
अकबर द्वारा कन्धार-विजय- 
मुगल साम्राज्यमें बलूचिस्तानका 
सम्मिलन-फैजी की मृत्यु । 
राणा प्रतापकी मृत्यु । 

लन्दनमें ez इण्डिया कम्पनीको 
अ्रधिकार-पत्र-मुगछों द्वारा अह- 
मदतगरपर आक्रमण | 


» अकबर द्वारा असीरगढ़पर 
अधिकार । 
» अबुलफजलकी मृत्यु-हालैंडकी 


यूनाइटेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी- 
की स्थापना | 


» अकबरकी मृत्यु-जहाँगीरका 
सिहासनारौहण । 
» शाहजादा खुसरोका विद्रोह- 


ईरानियों द्वारा कन्धारका घेरा- 
जहाँगी रके झ्रादेशसे aaa fare 
गुरु अजु न सिंहको प्राण-दण्ड । 
» मुगलों द्वारा कन्धारको मुक्त 
करना-शेर THETA मृत्यु- 
विधवा नूरजहाँका मुगल हरममें 
लाया जाना 1 
yy मलिक अम्बर द्वारा अहमदनगर- 
at ga: प्राप्ति । 
» आगरामें हाकिस्सका आगमन- 
पुलीकैटमें डच कोठीकी स्थापना। 
जहाँगी रका नूरजहाँसे विवाह- 
हाकिसका श्रागरासे प्रस्थान- 
मसुलीपत्त ममें अंग्रेजी कोठी । 
शाहजादा खुरंमका मुमताजमहल- 
से विवाह-सू रतमें अंग्रेजी कोठी- 
कच्छ हाजोका मुगलसाम्राज्यमें 
शामिल किया जाना । 
जहाँगीर द्वारा ईस्ट इण्डिया 
- कम्पनीकों फरमान । 
» जहाँगीरका मेवाड़पर अ्रधिकार- 
भारतमें थामस रोका आगमन । 


” 


५१५ 





१६१६ ईसवी-जहाँगी रका रोसे भेंट करना- 


१६१८ 
१६१६ 
१६२० 


१६२२ 


१६२४ 
१६२५ 
१६२६ 
१६२७ 
१६२८ 
१६३० 
१६३१ 
१६३२ 
१६३३ 
१६३४ 


१६३६ 


१६३८ 
१६३९ 
१६४६ 
१६४६ 


१६५१ 
१६५३ 
१६५६ 


१६५७ 


सूरतमें डच कोठी । 
» मुगल दरबारसे रोका प्रस्थान । 
» भारतसे रोका प्रस्थान । 
» rater काँगड़्ापर अधिकार, 
नूरजहाँकी पुत्रीके साथ शहरया रकी 
संगाई-मलिक अम्बरका विद्रोह। 
शाहजादा खुसरोकी मृत्यु- 
कन्धारपर फारसका अश्रधिकार- 
शाहजहाँका विद्रोह । 
» शाहजहाँके विद्रोहका दमन 1 
» चिनसुरामें sa कोठी । 
» मलिक भ्रम्बरकीं म्‌त्यु-महावत- 
खाँका विद्रोह । 
जहांगी रकी 
जन्म (१) 
» शाहजहाँका बादशाह बनना । 
» शिवाजीका जन्म (2) 
» मुमताज महलकी मृत्यु । 
2 बीजापुरपर मुगलोंका प्राक्मण- 
हुगलोकी लूट-मार । 
अहमदनगरके निजामशाही वंश- 
का अंत । 
अंग्रेजोंको बंगालमें व्यापार करने- 
का फरमान I 
» बीजापुर और गोलकुण्डासे 
मुगलोंकी संधि-दक्षिणमें औरंग- 
जेबकी सूबेदारके रूपमें नियुक्ति। 
मुगलों द्वारा कन्धारपर पुनः 
अधिकार | 
» मंद्रासमें अंग्रेजों द्वारा सेंट जाज 
किलेकी स्थापना । 
» शिवाजीका तोर्णापर श्रधिकार । 
» कन्धारका मुगलोंके हाथसे निक- 
AAT और फारस द्वारा उसे पुनः 
BATT करना । 
io BIA अंग्रेजोंकी कोठी । 
» चिनसुरामें डच कोठी । 
शिवाजी द्वारा जावलीपर आधि- 
पत्य। 
» शाहजहाँकी श्रस्वस्थता-उत्तरा- 
धिकार युद्धका प्रारम्भ । 


मृत्यु-शिवाजीका 


४१६ 


१६४८ ईसवी-धर्मठ ( ata) और साभूगढ़ 


१६५६ 


१६६० 


१६६१ 


१६६२ 


१६६३ 


१६६४ 


१६६६ 


१६६८ 


१६६६ 
१६७० 


१६७१ 
1६७२ 


1१६७४ 


99 


” 


भारतोय इतिहास कोश 





( मई ) के युद्ध-औरंगजेबका 
राज्याभिषेक । 


» खजवा और देवराईके युद्ध- 


दाराको प्राणदण्ड-मुराद और 
शाहजहांको aa} बनाना-औरंग- 
जेबका द्वितीय राज्याभिषेक- 
शिवाजीके हाथों अफजल खाँकी 
मृत्यु । 

शाहजादा शुजाका बंगालसे भ्ररा- 
कानको भागना-बंगालका सूबे- 
दार मीर जुमला । 

अंग्रेजोंकों बम्बई उपहारमें मिलना 
>मुरादको प्राणदण्ड-मुगलों द्वारा 
कूचविहारपर अधिकार करके 
आसामपर ATHAT | 

मीर जुमलाकी झआसामपर चढ़ाई 
और अहोम लोगोंको सुलहके 
लिए बाध्य करना । 

Ae जुमलाकी मृत्यु-बंगालके 
सूबेदारके पदपर शायस्ता खाँकी 
नियुक्ति । 

शिवाजी द्वारा सूरतका APRA 
फ्रांसीसी ईस्ट इण्डिया कम्पनी- 
की स्थापना-शिवाजीका राज्या- 
भिषेक । 

शाहजहांकी मृत्यु-शिवाजीका 
आगरा आगमन और तजर-बन्दी- 
से मुक्ति । 

औरंगजेब द्वारा हिंदुओंके विरुद्ध 
नये धामिक समादेश (फरमान) 
निकालना-ईस्ट इण्डिया कम्पनी- 
के नाम बअम्बईका पह्मा-सूरतमें 
प्रथम फ्रांसीसी कोठो । 

जाट सरदार गोकुलका विद्रोह । 
शिवाजी द्वारा सूरतपर दूसरी 
बार प्राक्रमण | 

छत्साल बुन्देलाका विद्रोह:। 
सतनामी विद्रोह-अ्रफ्री दियोंका 
विद्रोह । 

पांडिचेरीकी स्थापता-शिवाजी 


द्वारा छत्रपतिका विरुद धारण 
करना । 


१६७५ ईसवी-सिक्ख गुरु तेगबहादु रको प्राणदंड। 


१६७७ 
१६७८ 


१६७६ 


१६८० 


१६०१ 


१६५६ 


१६८७ 


१६८६ 


१६६० 


१६६१ 


१६६२ 


१६६८ 


१६६६ 
१७०० 


१७०२ 


१७०३ 
१७०६ 


» कऊंर्नोटकमें शिवाजीकी विजय । 
जसवन्त सिंहकी मृत्यु-औ्ैरंगजेब- 
की श्राज्ञासे- मारवाड़ पर मुगलों- 
का अधिकार r 

» औरंगजेब द्वारा जजिया फिरसे 

लगाना-और ंगजेंब द्वारा मारवाड़- 

पर आक्रमण HAR AAT | 
शिवाजीकी मृत्यु-शाहजादा श्रक- 
बरका विद्रोह | 

आसामका पुनः स्वतंत्र होना- 

श्रौरंगजेब का दक्षिण श्रभियान । 

औरंगजेब द्वारा बीजापुरकी विजय 
और उसे अपने राज्यमें मिलाना | 
औरंगजेब द्वारा गोलकुण्डाकी 

_ विजय और उसे अपने. राज्यमें 

मिलाना। 

शम्भूजीको प्राणदण्ड-राजाराम- 

का सिंहासनारोहण और जिन्‍जीमें 

डेरा डालना । 

जाब चारनाक द्वारा कलकत्ताकी 

स्थापना । 

मुगलों द्वारा जाटोंको परास्त करके 

उन्हें TIA अधीन करता-भौरंग- 

जेबकी शक्ति चरम सीमापर | 
मेराठों द्वारा मुगल साम्राज्यपर 
हमले पुनः प्रारम्भ । 

ईस्ट इण्डीजके लिए नयी अंग्रेजी 

व्यापारिक कम्पनीकी स्थापना- 

सूतानड़ी, कालीकोठा ae 
गोविन्द नगरकी जमींदारी ईस्ट 
इण्डिया कम्पनीको प्राप्त । 
मालवापर प्रथम मराठा आक्रमण | 
राजारामकी मृत्यु-ताराबाईका 
अभिभावक नियुक्त होता। 

» दोनों ईस्ट इण्डिया कम्पनियोंका 
एकीकरण | 

gy मेराठों द्वारा बरारपर प्राक्रमण | 

gy AUST STM गुजरातपर स्‍्राक्रणम- 


” 


s\3 


_महत्त्वपूर्ण तथियाँ। || +|#|#ऑआऑऑ ख»/£/ख/ख / झलई+१७ 


१७०७ ईसवी-औरंगजेवकी 


१७०५८ 


4७१२ 


१७१३ 


१७१४ 


१७१६ 


१७१७ 


१७१६ 


१७२० 


१७२४ 


१७२५ 


१७३५ 


१७३६ 


” 


” 


बड़ोदाको ध्वंस करना । 

मृत्यु -जाजउ का 
युद्धझ-बहादुर शाह प्रथमका 
सिहासनारोहण । 

शाहूका fae gar लौटकर 
मराठोंका शासक बनना-गुरु 
गोविन्द सिंहकी मृत्यु | 

बहादुर शाह प्रथमकी मृत्यु- 
जहाँदार शाहका सिंहासनारोहण | 
फरुंखशिय रका सिंहासनारोहण- 
जहाँदार शाहकी हत्या । 
बालाजी विश्वनाथ पेशवा- 
दक्षिणका सूबेदार हुसैन प्रली- 
हुसैन श्रली और मराठोंके बीच 
संधि । 

बंदा वीरको प्राणदण्ड-मुगल 
दरबारमें सुरम॑नके नेतृत्त्वमें दृत- 
मंडलका आगमन | 

ईस्ट इंडिया कम्पनीको बादशाह 
फरुंखशियरका फरमान | 
फरुंखशियरकी ह॒त्या-कठपुतली 
शासकोंका सिंहासनारोहण और 
पदच्युति-महमूद शाहका सिंहा- 
सनारोहण | 

बाजी राव प्रथमका पेशवा होना- 
सैयद बन्धुओंका पतन | 
सप्मादत्खाँकी अ्वधके सूबेदारके 
पदपर नियुक्ति-दक्षिणमें निजाम- 
का स्वतन्त्र होना--कमरुद्दीनकी 
वजीरके पदपर नियुक्ति । 
शुजाउद्दीनकी बंगालके सूबेदारके 
रूपमें नियुक्ति । 

मुगल बादशाह द्वारा पेशवा 
बाजीराव प्रथमकी मालवाके 
शासकके रूपमें स्वीकृति | 
नादिरशाहका दिल्लीपर श्राक्रमण 
और उसे लूटना--शुजाउद्दीनकी 
मृत्यु भर उसके पुत्र सरफराज- 
की बंगालके सूबेदारके रूपमें 
नियुक्ति--वसई ate साष्टीपर 
मराठोंका भ्रधिकार । 


१७४० 


१७४२ 


१७४४-४५ 


१७४५ 


१७४६ 


१७४७ 


१७४८ 


१७४६ 


१३४०-५४ 


१७४५० 


१७५१ 


१७४४ 


१७४६ 


” 


” 


” 


” 


» 


४१७ 


ईशवी-अलीवर्दी खाँ द्वारा सरफराज खाँ- 


को परास्त कर मार डालना और 
स्वयं बंगालका नवाब बन जाना- 
बालाजी बाजीरावका पेशवा 
बनना--मराठों द्वारा आरकॉट 
पर आक्रमण और उसके नवाब 
दोस्त अलीकी पराजय एवं मृत्यु। 
मराठोंका बंगालपर आक्रमण-- 


पाण्डिचेरीके गवर्नरके खरूपमें 
ड्प्लेकी नियुक्ति । 

प्रथम कर्नाटक (आंग्ल-फ्रांसीसी ) 
युद्ध । 


रुहिल्‍लोंके अ्रधिंकारमें रुहेल- 
खण्ड | 

ला बूरदोने द्वारा मद्रासपर श्रधि- 
कार । 

अहमदशाह अ्रब्दाली द्वारा श्राक्र- 
मण । 

निजाम चिनक्लिन खानकी मुत्यु- 
बादशाह मुहम्मद शाहकी मुत्यु- 
अहमदशाहका सिंहासनारोहण । 
शाहूकी मृत्यु--मद्रासपर भ्रंग्रेजों- 
का पुनः अधिकार | 

द्वितीय कर्नाटक युद्ध । 

निजाम नासिर staat पराजय 
और मुत्यु--मुजफ्फर जंग्रका 
निजाम बनना | 

राबर्ट FARA द्वारा श्रारकॉटपर 
श्रधिकार और उसकी सुंरक्षा- 
मुजफ्फर जंगकी मृत्यु-सलावत 
जंगका निजाम बनना-कटकको 
सौंपकर नवाब अलीवर्दी खाँका 
मराठोंके साथ afer कर लेना । 
ड्प्लेकी वापसी-गोदेहूकी THAT 
के eat नियुक्ति और अग्रेजोंके 
साथ उसकी सन्धि-प्रालमगीर 
द्वितीयका सिंहासनारोहण । 
अलीवर्दी खाँकी मृत्यु (२१ 
अप्रैल)-पिराजुद्दीलाका सिंहा- 
सनारोहण, उसके द्वारा कलकत्ता- 
पर भ्रधिकार (२० जून)-सप्त- 


भारतीय इतिहास कोश 





वर्षीय युद्ध ( १७५६-६३ )- 
तृतीय कर्नाठक युद्ध । 


१७५७ ईसवी-पंग्रेजों द्वारा कलकत्तापर पुनः 


१७५८ 


१७५६ 


१७६० 


1७६१ 


1१७६३ 


१७६४ 
१७६५ 


” 


” 


n 


a” 


” 


” 


afaare ( २ जनवरी )-अ्रहमद 
शाह भ्रब्दाली द्वारा मथुरा और 
दिल्‍लीको विध्वंस करना (जन- 
वरी )-सिराज और अंग्रेजोंके 
बीचमें भ्रलीनगरकी संधि (& 
फरवरी) -पअंग्रेजों द्वारा चन्द्रनग र- 
पर अधिकार (art) tard 
का युद्ध (२३ जून)-मीरजाफर 
का नवाब बनाया जाना (२८ 
जून)-सिराजुद्दौलाका बन्दी 
बनना और प्राणदण्ड (२ जुलाई)। 
भारतमें लालीका आगमन-मराठों 
द्वारा पंजाबपर अधिकार-फोर्ड 
द्वारा मुसलीपट्टम्‌ पर भ्रधिकार । 
बीदरका युद्ध-शाहजादा अली 
गौहर द्वारा बिहारपर विफल 
आक्रमण-गाजीउद्दीन_ द्वारा 
आआलमगीर द्वितीयकी हत्या । 
विन्दवासका युद्ध-उद्‌गी रका 
युद्ध-नवाबकी गद्दीपर मीर 
कासिमका बैठना-वार्सिटाटंकी 
बंगालमें गवने रके पदपर नियुक्ति। 
पानीपतका तृतीय युद्ध (१४ 
जनवरी )-पाण्डिचे रीका अंग्रेजोंके 
आगे आत्म-समर्पण-शाहग्रालम 
द्वितीयके नामसे भ्रलीगौहरका 
सिहासना रोहण-वजी रके रूपमें 
शुजाउद्दौलाकी नियुक्ति-पेशवा 
बालाजी बाजीरावकी मृत्यु (२३ 
जून)-माधवरावका सिंहासना- 
रोहण-मैसूरका नवाब हैदर 
TA | 

पैरिसकी सन्धि-मीर कासिमका 
बंगाल श्र बिहारसे खदेड़ दिया 
जाना । 

बक्सरका युद्ध | 

मीर जाफरकी मृत्यु-बंगालमें 
क्लाइवकी गवरनेरीका दूसरा 


कार्यकाल-इलाहाबादकी संधि- 
शाह आलम द्वारा कम्पनीको 
बंगाल, बिहार और उड़ीसाकी 


दीवानी सौंपा जाता । 

१७६६ ईसवी-कम्पनी द्वारा उत्तरी सरकारको 
BATA करना | 
क्लाइवकाप्रस्थान--वे रेलेस्ट 


१७६७ 


१७७० 
१७७२ 


१७७३ 


१७७४ 


१७७५ 


१७७६ 
१७७६ 
पृछ८० 


१७५१ 


qusy 


१७८३ 
प१ृछपड 


’ 


, 


बंगालका गवर्नर-प्रथम मैसूर 
युद्ध (४७६७-६६) 

बंगालका भीषण दुभिक्ष । 

arta हेस्टिग्स बंगालका गवर्नर 
नियुक्त-माधवराव पेशवाकी 
मृत्यु-पेशवा. नारायणरावका 
सिंहासनारोहण और मृत्यु । 
wafer ऐक्टका पास होना- 
रघुनाथराव अथवा राघोबाका 
पेशवा बनना । 

पेशवाकी गददीपर नारायणराव- 
का बैठना-रुहिल्‍ला युद्ध-गवनेर- 
जनरलके रूपमें वारेन हेस्टिग्स 
द्वारा पदग्रहण--कलकत्तामें 
सर्वोच्च न्यायालयक्री स्थापना । 
नन्‍्दकुमारका मुकदमा और 
फाँसी--प्रथम मराठा युद्धका 
प्रारम्भ जो १७८५२ ईसवी तक 
चलता रहा। 

पुरन्दरकी संधि 1 

बडगाँवका समझौता | 

सेनापति पोफम द्वारा ग्वालियर- 
पर अ्रधिकार-ठ्वितीय मैसूर युद्ध 
(१७८०-८४ ) 

चेतसिहका सिहासनसे उतार 
दिया जाना-रेगुलेटिंग ऐक्टमें 
संशोधन । 


अवधकी बेगमोंका मामला- 
साल्बाईकी संधि-हैदर श्रलीकी 
qe | 


फाक्सका इण्डिया बिल । 
मंगलोरकी संधि द्वारा द्वितीय 
मैसूर युद्धकी समाप्ति-पिटका 
इण्डिया ऐक्ट । 


१1१ 








creer fafeat 7 ५१९ 
१७८५५ ईसवी-वारेन हेस्टिंग्सका गवर्नर-जनरल- १५८०५) -अलीगढ़१२ प्रधिकार- 
के पदसे त्यागपत्न | दिल्ली, wag, लासवाड़ी धार- 
१७८६ » गंवनेर-जनरलके पदपर aS गाँवके युद्ध-देवगांवकी संधि तथा 
कानंवालिसकी नियुक्ति | कटकका  समरपंण-सुर्जी-अर्जु न 
१७६० » Ta मैसूर युद्धका प्रारम्भ गाँवकी संधि । 
(१७६०-६२) । १८०४ ईसवी-होल्करके साथ युद्ध-मोन्सनकी 
१७६२ » श्रीरंगपट्टनकी संधि द्वारा तृतीय पराजय-डीगका युद्ध । 
मैसूर युद्धकी समाप्ति-रणजीत १८०४५, भरतपुरकी घेराबन्दीमें श्रंग्रेजोंकी 
सिंहका fara मिसलका मुखिया अ्सफलता-लार्ड. वेलेज्ञलीका 
बनना । वापस बुलाया जाना-गवर्नेर- 
१७६३ » अंगालमें भू-राजस्वका स्थायी जनरलके रूपमें ars कानंवालिस- 
बन्दोबस्त-कम्पनीके चार्टरका का दूसरा कार्यकाल-गवर्नर- 
नवीनीकरण-लार्ड कानंवालिस- जनरल सर जाजे बारलो-होल्कर- 
की अवकाश-प्राप्ति-गवर्न र-जन- के साथ afer i 
रल सर जॉन MT १ृ८०६ » Aare fara तथा उसका 
१७६४ » महादजी शिन्देकी मृत्यु । दमन । 
१७६५. , खरदा अथवा खरद्रलाका युद्ध १८०७. » लाडड मिण्टो प्रथम गव्र-जनरल 
अहल्याबाईकी मृत्यु । नियुक्त ( १८५०७-१३६० ) 1 
१७६६ » पेशवा माधवराव नारायणकी १८०८. ,, माल्कमके नेतृत्वमें फारस भौर 
मृत्यु-बाजीराव द्वितीय पेशवा । एलिफिन्सटनके नेतृत्वमें काबुल- 
१७६९७. » पंजाबमें जमान शाह-अवधके को अंग्रेज दृतमण्डलोंका जाना । 
नवाब आसफुद्दौलाकी मृत्यु । १८०६  ,, भंग्रेंजों भ्रर रणजीत सिहके बीच 
१७६८ » TARTAR लार्ड वेलेजली- अ्रमृतसरकी संधि । 
निजाम द्वारा भआ्ाश्चित संधिपर १८५११ # जाबाकी विजय । 
हस्ताक्ष र । १८१२ » मिर्जापुरपर पेंढारियोंका हमला- 
१७६६. , चतुर्थ मैसूर युद्ध-टीपूकी मृत्यु- पाँचवी रिपोर्ट । 
श्रीरंगपन्ननका_ पतन-मैसूरका १८१३. ,, कम्पनीके चार्टरका नवीनीकरण- 
विभाजन-मैसूरकी_ गद्दीपर ला्ड मिण्टो प्रथमका श्रवकाश- 
हिन्दू राजाका अधिष्ठापन- ग्रहण-गवर्नर-जनरलके. STH 
जमान शाह द्वारा रणजीत सिह- लार्ड हेस्टिंसस:्की वियुक्ति 
की लाहौरके सूबेदारके पदपर (१८१३-२३ ई०) 
नियुक्ति-माल्कमके =| नेतृत्वमें १८१४. » नेपालके साथ युद्धारम्भ (१५१४- 
अंग्रेज दूत-मण्डलका फारस १६ fo) । 
पहुँचना-विलियम करे द्वारा १८५१६ » सेंगौलीकी संधिके द्वारा नेपाल 
श्रीरामपुरमें afer मिशनकी युद्धकी समाप्ति । 
स्थापना | १८१७-१५ ,, पेंढारी तथा तुतीय मराठा युद्ध- 
{soo » नाना फड़नवीसकी मृत्यु A खड़की aie सीताबल्‍डीके युद्ध- 
१८०१ » कर्नाटकका ब्रिटिश साम्राज्यमें अप्पा साहब भोंसलाकी पंद- 
मिलाया जाना । च्यूति-महीदपुरका युद्ध-द्वोल्कर- 
१८०२ vs Qatar युद्ध-वसईकी संधि । के साथ संधि। 
१८०३ » द्वितीय मराठा युद्ध (१८०३- १८१८५ » आस्टीका युद्ध-कोरेगाँवकी रक्षा 


१८१६ ईसवी-असी रगढ़का 


15२० ” 
WR, 
VERY करन 
RaQ, 
१८२७ a 
पृषर८ ” 
qeRE i, 
१८२६-३७ ,, 
१८३० 95 
१८३१ ३ 
WSR, 
१5३३ ” 
0 


kee इतिहास कोश 





>पेशवा 
समर्पण । 


बाजीराब द्वितीयका 


झात्म-समर्प ण- 
पेशवापदकी समाप्ति, ब्रिटिश 
वृत्तिभोगीकी हैसियतसे पेशवा 
बाजीराव द्वितीयका बिदूरमें 
अवकाश-ग्रहण--राजपूताना के 
राज्योंके साथ सुरक्षात्मक संधि- 
भूकम्प-सिंगापुरपर आ्राधिपत्य । 
प्रथम बंगला समाचार-पत्र 'समा- 
चार दर्पण'का प्रकाशन-मद्रासके 
TAH STH AL थामस मुनरो- 
की नियुक्ति (१5२०-२७ fo) 
लार्ड हेस्टिग्सका प्रस्थान-कार्य- 
वाहक गवनेर-जनरल एडम्स- 
पत्चकार बकिघमका देश-निर्वासन 
mS aM गवर्नर-जनरल। 
प्रथम . बर्मा-युद्ध (१८२४-२६ 
ई० )-बैरकपुरका विद्रोह | 
भरतपुरका पतन-यन्दबूकी संधि- 
आसाम, अराकान और तेना- 
सरीमका ब्रिटिश साम्राज्यमें 
सम्मिलित किया जाना । 
मद्रासमें भाष द्वारा चालित 
युद्धपोत “इण्टरप्राइज' । 

लार्ड विलियम बेंटिक aac 
जनरल नियुक्त (१८२८- 
३६३६०) । 

सती प्रथाका उन्मूलन। 

ठगोंका दमन । 

कछारपर अधिपत्य- राजा राम 
मोहन रायका इंग्लैण्ड-म्रमण | 
मैसूरके राजाकी पद-रुचुति और 
उसके शासनका भार अंग्रेजों 
द्वारा सम्भालना-बन्स द्वारा 
feast यात्रा-रणजीत सिंह 
are लार्ड विलियम बेटिककी 
रूपड़में भेंट । 

जयन्तियापर आधिपत्य | 
कम्पनीके चार्टरको नवीनीक रण- 
विभिन्‍न सुधार । 

कुर्गपर प्राधिपत्य-सुप्रीम कौंसिल- 


१८३५ ईसवी-कलकत्ता 


१८३६ 


१८३७-३८ 
वृष्रे८ 


१८३६ 


qsvo 


१८४१ 


वृष्डेर 


१८४३ 


” 


” 


99 


में कानून-सदस्यकी नियुक्ति-- 
लार्ड मेकाले प्रथम कानून- 
सदस्य । 

मेडिकल कालेजकी 
स्थापना-शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव- 
ang विलियम बेंटिकका अवकाश- 
ग्रहण-सर Bed मेटकाफ कार्ये- 
कारी गवर्नर-जनरल-समाचार 
पत्नोंपर प्रतिबन्धोंकी समाप्ति । 
गवर्नर-जनरलके पदपर लार्ड 
आकलैडकी नियुक्ति (१८३६- 
४२ Go) 1 

उत्तरी भारतमें दुर्भिक्ष । 

प्ंग्रेजोंके साथ शाह शुजा AT 
रणजीत सिंहकी त्विपक्षीय संधि। 
नयी संधिके लिए सिंधके ग्रमी रोंका 
बाध्य किया जाना-रणजीत सिंह- 
की मृत्यु-प्रथम अफगान युद्ध 
(१८३६-४२ ई०)-गज़नीपर 
afar और  काबुलपर 
स्वामित्व । 

अफगान कबीलोंका विद्रोह-दोस्त 
मुहम्मदकी पदच्युति | 

अफगानों द्वारा aed और मैक- 
नाटनकी हत्या । 
अफगानिस्तानमें अ्रंग्रेजी फौजोंका 
संहार-डा० ब्राहइनका AHA 
जलालाबाद पहुँचना-लार्ड 
एलिनबरोका गवनैर-जन रल होना 
(१८४२-४४ ई०)-जलालाबाद- 
को सहायता-काबुलपर पुनः 
आधिपत्य-दोस्त. मुहम्मदका 
पुन; अमीर बताया जाना- 
अफगानिस्तानसे sitet फौजोंका 
हटना । 

feat अमीरोंके साथ युद्ध 
मियानी और द्राबोके युद्ध-सिन्ध- 
पर श्राधिपत्य - महाराजपुरका 
युद्ध-दास प्रथाकी समाप्ति | 
ars एलिनबरोका वापस बुलाया 
जाना-लार्ड हार्डिज गवर्नर- 


९५89, 


महत्त्वपूर्ण तिथियाँ 


५२१ 





जनरल (१८४४-४८ ई०) | 


१८४५ ईसवी-प्रथम fara युद्ध (१८४५-४६)- 


१८४६ 


पृष४प८ 


१८४६ 


१६४० 


१८४२ 


GSXR 


१८४४ 


4८5५५ 
१८५६ 


” 


” 


मुदकी और फीरोजशाहके युद्ध । 
अलीवाल झौ र सुब राहानका युद्ध- 
लाहौरकी संधियाँ । 

लार्ड डलहौजीका गवनंर-जनरल 
होता (१८४८-५६ ई० )-मूल- 
राजका विद्रोह-द्वितीय fare 
बुद्ध (१८४८-४६)-यगोद प्रया- 
की समाप्ति श्रौर इस घोषणा- 
के अनुसार सताराका ब्रिटिश 
साम्राज्यमें मिला लिया जाना । 
चिलियाँवाला और गुजराजके 
युद्ध-पंजाबका ब्रिटिश सा म्राज्यमें 
मिलाया जाना-कलकत्तामें लड़- 
कियोंके लिए बेथून स्कूलका 
खुलना-जैतपुरा और सम्बलपुर- 
का ब्रिटिश साम्राज्यमें मिलाया 
जाना । 

सिक्किमके एक भागका दण्ड- 
स्वरूप ब्रिटिश साम्नाज्यमें 
मिलाया जाना । 

द्वितीय बर्मा युद्ध-पेगूपर आधि- 
पत्य-भूतपूर्व पेशवा बाजीराव 
द्वितीयकी मृत्यु और उसकी 
पेंशनका समाप्त किया जाना। 
भारतमें बम्बईसे थाना तक प्रथम 
रेलवे लाइनका उद्घाटन-कल- 
कत्तासे आगरा तक तारकी लाइन- 
का बिछाया जाना-झाँसी और 
नागपुरका ब्रिटिश साम्राज्यमें 
मिलाना-निजाम द्वारा बरारका 
समर्पण-कम्पनीके चार्टरका 
नवीनीकरण-प्राई० सी० एस०के 
लिए प्रवेश-परीक्षाका श्रीगणेश । 
सर चाल्स बुडका शिक्षा सम्बन्धी 
खरीता । 

संथालोंका विद्रोह । 

अ्रवधका ब्रिटिश साम्राज्यमें 
मिलाया जाता-भारतीय विश्व- 
विद्यालयं भ्ंधिनियम-हिंबू विधवा 


पुनविवाह प्रधिनियम-लार्ड डल- 
हौजीका प्रस्थान और गवनेर- 
जनरलके रूपमें लार्ड केनिगकी 
नियुक्ति-क्रीमियाके युद्धका 
अ्रन्त-फारसका युद्ध-चीनमें युद्ध 
( १८५६-६० fo )-इन्फील्ड 
रायफलों और चर्बी-यृक्त कार- 
तूसोंका प्रचलन | 


१८५७ ईसवी-बंगालमें बैरकपुर श्रौर बरहामपुरमें 


asus 


विद्रोह (जनवरी-अप्रैल)-१० 
मई १८४५७ को मेरठमें सिपाही- 
विद्वोहका-सूत्रपात-विद्रोही सिपा- 
हियों द्वारा दिल्‍्लीपर अधिकार 
और दिल्‍लीके मुगल बादशाह 
बहादुर शाह द्वारा स्वतंत्नताकी 
घोषणा ( मई )-लखनऊ और 
बरेलीमें विद्रोह ( मई )-प्रंग्रेज 
फौजोंका दिल्‍लीकी पहाड़ीपर 
अधिकार (जूनं)-कानपुरमें कत्ले 
ain (जुलाई)-दिल्लीपर पुनः 
अधिकार भर शाहजादाकी हत्या 
(सितम्बर)-लखनऊ रेजिडेंसीमें 
घिरी अंग्रेज फौजोंकी मुक्ति और 
कानपुरमें विण्ठभमकी पराजय 
(नवम्बर)-कानपुरपर पुनः Tha 
पत्य (दिसम्बर)-कलकत्ता, बम्बई 
और मद्रास विश्वविद्यालयोंकी 
स्थापना | 

बादशाह बहादुर शाहका मुकदमा 
(जनवरी-माच)-लखनऊपर पुनः 
आधिपत्य (मार्च)-झांसीपर पुनः 
श्राधिपत्य-बरेली Ae कालपीपर 
पुनः श्राधिपत्य-झाँसीकी रानी 
और तात्या टोपे द्वारा ग्वालियर- 
पर भ्रधिकार और नाना साहब- 
का पेशवा घोषित किया जाना 
(मई)-झ्लाँसीकी रानीकी पराजय 
और मृत्यु (जून )-ग्वालियर और 
झांसीपर पुनः अभ्धिकार-लार्ड 
कैनिंग द्वारा क्षमादानकी घोषणा 
(जुलाई)-भारतके लिए नया 


भारतीय इतिहास कोश 





शासन विधान (अ्रगस्त)-महा- 
रानी विक्टोरियाकी घोषणा 
(नवम्बर)-लार्ड HAT वाइस- 
राय नियुक्त ( नवम्बर ) 1 


१८५६ ईसवी-तात्या टोपेका धोखेसे गिरफ्तार 


१८६० 
१५६१ 


१८६२ 


१८६३ 


qney 


१८६४५ 


पृ८ष६८ 


१८६६ 


१८७२ 


१८७३ 


पृष७४ 
१८७५ 


” 


कर लिया जाना-गोद-प्रथाकी 
समाप्तिकी घोषणा रद्द-शांति 
और व्यवस्थाको क्रमिक स्थापना- 
बंगालमें नीलकी खेतीके प्रश्नपर 
झगड़े (१८५६-६०) 1 

भारतीय दंड संहिता | 

इण्डियन कौंसिल ऐक्ट-हाईकोटों- 
की स्थापंना-लोक सेवा अधि- 
नियम-उत्तर-पश्चिमी भारतमें 
दुभिक्ष-जाब्ता फौजदारी । 
लार्ड कनिंगका अ्वकाश-ग्रहण- 
arg एल्गिन प्रथम वाइसराय 
नियुक्त ( १६६२-६३ ई० )- 
सुप्रीमका और सदर न्यायालयों- 
का हाईकोटॉमें एकीकरण | 
दोस्त मुहम्मदकी मृत्यु । 

सर जॉन aT वाइसराय नियुक्त 
(१८६४-६८)-भूटान युद्ध । 
उड़ीसाका दुर्भिक्ष (१८६५-६७ 
ई० )-यूरोपके साथ तार संचार 
व्यवस्थाका उद्घाटन | 
अ्म्बालासे दिल्‍्लीतक रेल लाइन- 
का उद्घाटन-शे र भ्रली को झफगा- 
निस्तानका अ्रमीर बनाया जाना। 
aré मेयो वाइसराय (१८६६- 
७२ ई०)-अ्रम्बालामें शेर अली- 
से भेंट-ड्यूक भ्राफ एडिनबरॉकी 
यात्रा | 

लार्ड मेयोकी हत्या-लार्ड नार्थ 
ब्रुक वाइसराय नियुक्त (१८७२- 
७६ fo) 1 

रूसियोंका खीवपर अ्रधिकार- 
बिहारमें दुर्भिक्ष (१८७३-७४ 
fo) 1 

डिजरेली ब्रिटेनका प्रधानमन्त्ी । 
मल्हारराव गायकवाड़की पद- 


च्युति-प्रिस आफ aca, एडवर्ड- . 
की यात्रा | 


१८७६ ईसवी-लाडड नार्थब्रुकका अवकाश-ग्रहण- 


१८७७ 


१८७८ 


१५७६ 


१८८० 


१८८१ 


१ृ८८२ 


१ृ८८३े 


पृ८पड 


१८५५ 


१८८६ 


qsse 


” 


” 


” 


लार्ड लिटन प्रथम वाइसराय 
( १८७६-८० ई० )-क्वेटापर 
अ्रधिका र-दक्षिणमें दुभिक्ष । 
दिल्‍ली दरबार (१ जुलाई )- 
महारानी विक्टोरिया भारतकी 
सम्राज्ञी घोषित । 

वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट-द्वितीय 
अफगान युद्ध (१८७८-८० ई०)। 
चुंगीके लिए लगायी गयी नाग- 
फलीकी झाड़ियोंका उखाड़ दिया 
जाना । 


ई०-लार्ड लिटन प्रथमका त्यागपत्न- 


” 


are रिपन वाइसराय (१८८०- 
घ४)-भाईबन्दी का युद्ध (जुलाई) 
-कंधारकी और राबदंसका 
प्रस्थान-अब्दुरंहमानकी श्रफगा- 
निस्तानके अमी रके रूपमें मान्यता 
-अ्रफगानिस्तानके प्रति ब्रिटिश 
नीतिमें परिवर्तन । 

फैक्टरी भ्रधिनियम-प्रथम जन- 
गणना । 

वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्टका निरस्त 
किया जाना-हण्टर आयोग । 
भारतमें स्वायत्त शासनका सूत्र- 
पात-इल्बर्ट विधेयक | 

लार्ड रिपनका त्यागपत्न-लार्ड 
डफरिन वाइसराय 1 

पंजदेह कांड-तृतीपर बर्मा युद्ध 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका प्रथम 
अधिवेशन-बंगालका_ स्वायत्त 
शासन अधिनियम । 

उत्तरी बर्माका ब्रिटिश सा म्राज्य- 
में मिलाया जाना-वालियरका 
किला शिन्देको लौटा दिया जाना- 
अफगानिस्तानकी उत्तरी सीमाका 
निर्धारण । 

महारानी विक्टोरियांके शासन- 
कालकी स्वर्ण-जयन्ती । 


093 


महत्त्वपूर्ण तिथियाँ 


५२३ 





१८८८ ईसवी-लार्ड डफरिनका crate और 


ask 


१८६१ 


१८६२ 
१८६३ 


१८६४ 
१८६५ 
१८६६ 


१८६७ 
१८६६ 


१६०० 


१६०१ 


१६०३ 


१६०४ 


१६०५ 


१६०६ 


१६०७ 


” 


as लैन्सडाउन 
(१८८८-६४ fo) । 
वेल्सके fra एडवर्डकी दूसरी 
यात्रा । 
द्वितीय फैक्टरी प्रधिनियम-सहवास 
aa अधिनियम-मनी पु रमें विद्रोह । 
इंडियन कौंसिल एक्ट । 
काबुलको डूरैण्ड श्रायोग-स्वामी 
विवेकानन्द अमेरिकामें । 
लार्ड एल्गिन द्वितीय वाइसराय 
(१८६४-६६ ई०) । 
चित्नाल अभियान । 
बम्बईमें प्लेगकी महामारी 
(१८६६-१६०० ई०)-दुभिक्ष 
(१८६६-६७ ई०)। 
तीराह अ्भियान-दुर्भिक्ष arate | 
लार्ड wT बाइसराय (१८६६- 
१६०४ ई०)। 
दुर्भिक्ष-भूमि स्वामित्व-परिवरतंन 
अधिनियम । 
महारानी विक्टोरियाकी मृत्यु 
और एडवर्ड सप्तमका सिंहासना- 
रोहण-उत्तर-पश्चिमी. dat 
प्रान्तका गठन | 
ask अभियान (१६०३-०४ 
ot 
भारतीय विश्वविद्यालय अधि- 
नियम-को-आ्रपरेटिव सोसायटी 
भ्रधिनियम-रूसी-जापानी युद्ध 
(१६०४-०४ ई०)। 
बंगालका विभाजन-लार्ड मिण्टो 
द्वितीय वाइसराय (१६०४-१० 
ई० )-लार्ड ate भारत-मंत्री- 
स्वदेशी प्रचार तथा विदेशी 
मालका बहिष्कार आन्दोलन | 
मुस्लिम लीगकी' स्थापना-कल- 
कत्ता कांग्रेसमें अध्यक्ष दादा भाई 
नौरोजीकी घोषणा कि स्वराज्य 
कांग्रेस लक्ष्य है। 
आंग्ल-रूसी 
कांग्रेसमें फूट | 


वाइसराय 


समझौता-सू रत 


१६०८ ईसवी-समाचार-पत्र ग्रधिनियम । 


१६०६ 


१६१० 


१६११ 


१६१२ 


१६१३ 


१६१४ 


१६१५ 


१६१६ 


” 


’ 


» वीइसराय लार्ड 


इण्डियन कौंसिल ऐक्ट (मोलें- 
मिण्टो सुधार)-आ्रातंकवादियोंकी 
काररवाइयाँ-प्रथण भारतीय 
(एस. पी. सिन्हा) की वाइसरायकी 
कार्यकारी परिषदमें नियुक्ति । 
लार्ड हाडिज वाइसराय (१६१०- 
१६ ई०)। 

सम्राट्‌ wet पंचमकी सम्राज्ञी 
सहित भारत-यात्रा-दिल्ली 
दरबार-बंगालका विभाजन रह- 
कलकत्तासे festa राजधानी 
परिवर्ततकी घोषणा | 
राजधानीका कलकत्तासे दिल्‍ली- 
को स्थानान्तरंण-बिहार और 
उड़ीसाके पृथक्‌ प्रान्तोंकी स्थापना 
>जंगालका गवर्नर ATs कार- 
माइकेल-लार्ड हाडिज दिल्लीमें 
बम-विस्फोटसे घायल | 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरको नोबेल 
पुरस्कार । 

प्रथम विश्वयुद्ध-युद्धकी घोषणा 
(४ अगस्त )-फ्रांससमें. भारतीय 
सैनिक टुकड़ियोंका उतरना (२६ 
सितम्बर)-ब्रिटेन द्वारा gat 
विरुद्ध qzat घोषणा (५ 
नवम्बर) । 

मेसोपोटामियामें sash सेनाका 
पीछे हटना-जनरल टाउनशेंडके 
नेतृत्वमें भारतीय ब्रिटिश सेनाका 
कुट-एल ओआमारामें प्रवेश- 
भारत सुरक्षा अधिनियम । 
चेम्सफोर्ड 
(१६१६-२१ ई ०)-तुकोंका कुट- 
एल आमारापर अ्रधिकार और 
टाउनशेंडका बंदी बनाया जाना 
-सैण्डलर भ्रायोग-कांग्रेस भौर 
लीगके बीच लखनऊ समझौता- 
होम रूल लीगकी स्थापना- 
पूनामें महिला विश्वविद्यालयकी 
स्थापना । 


Yoh 


AY 


भारतीय इतिहास कोश 





१६१७ ईसवी-पंग्रेजोंका कुट-एल आमारापर 


१६१८ 


१६१६ 


१६२० 


TERT 


१६२२ 


पुन; अधिकार-हसमें क्रास्तिके 
फलस्वरूप जारशाहीका पतन- 
अभ्रमेरिका द्वारा जर्मनीके विरुद्ध 
युद्धकी घोषणा-ब्रिटिश कामन्स 
सभामें भारत-मंत्री मांटेगूकी 
घोषणा कि ब्रिटिश सरकारका 
लक्ष्य भारतमें स्वायत्तशासी 
संस्थाओ्"ोंका क्रमक विकास 
करना है. ताकि वहाँ क्रमिक 
रीतिसे उत्तरदायी सरकारकी 
स्थापना हो सके (२७ अ्रगस्त)- 
मांठेगूकी भारत-यात्रा । 

» भारतीय सेनामें अफसरोंके पद- 
पर नियुक्तिके लिए भारतीयोंको 
योग्य घोषित 'किया जाना- 
इण्डियन नेशनल लिबरल फेड- 
रेशन-रूसकी पराजय-मेसोपोटा- 
मियामें अ्रंग्रेज फौजोंका agra 
और फ्रांसमें जमंन फौजोंका 
पीछे . हटना-माण्टेगू-चेम्सफोर्ड 
रिपोर्टका प्रकाशन भ्रौर उसपर 
पालियामेण्टमें वाद-जिवाद-प्रथम 
विश्वयुद्ध (१६१४-१८ ई०) की 
समाप्ति । 

» गवनमेषण्ट aie इण्डिया ऐक्ट, 
१६१६-पंजाज़में उपद्रव-शाही 
घोषणा-खलीफा पदकी समाप्ति । 

» खिलाफत आन्दोलन-बाल गंगा- 
धर तिलककी मृत्यु-महात्मा 
गांधीके नेतृत्वमें भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस द्वारा असहयोग आंंदोलन- 
का श्रीगणेश-लार्ड सिन्हा बिहार 
और उड़ीसाके गवनंर नियुक्त । 

» सहयोग. श्रांदोलन जारी 
(१६२०-२४ ई०)-देशी नरेशोंके 
नरेन्द्र. मण्डलका गठन-मोपला 
विद्रोह-प्रिंस श्रॉफ dea, एडवर्ड 
की यात्रा-जनगणना-वाइसराय 
arg रीडिंग (१६२१-२६ Fo) 1 

» माण्टेगूका त्यागपत्र । 


१६२३ ईसवी-स्वराज्य पार्टीकी स्थापना-बाइ- 


१६२४ 


१६२५ 


१६२६ 


१६२७ 


१६२८ 


१६२६ 


1६३० 


१६३१ 


सराय द्वारा अपने विशेषाधिका रसे 
नमक-कर कानूनको पास करना 
“>भारतीय सेनाकी कुछ पलटनों- 
की कमानका भारतीयकरण । 

» असहयोग आान्दोलनका शिथिल 
पड़ना । 

» चिंत्तंजनदासकी मृत्यु-अन्त- 
विश्वविद्यालय बो्डंका गठन- 
as लिटन द्वितीय coc 
वाइसराय | 

» वोइसराय लार्ड इविन (१६९२६- 
३१ ई०)-रुपयेका अ्रवमूल्यन । 

» Wer कमीशनकी नियुक्ति- 
भारतीय राष्ट्रीय. कांग्रेसके 
मद्रास अधिवेशनमें स्वतन्त्रताके 
लक्ष्यकी घोषणा । 

» अफगानिस्तानके अमीर श्रमा- 
नुल्लाका श्रपदस्थ किया जाता- 
सवंदलीय सम्मेलन-नेहरू रिपोर्ट 
-कांग्रेसके अ्रन्दर इण्डिपेण्डेस 
लीगकी स्थापना, जिसने इस शर्तें 
पर औपनिवेशिक राज्य स्वीकार 
कर लिया कि उसकी घोषणा 
१६२६ ई० के वर्षका अन्त होनेसे 
पूर्व कर दी जाय-नादिरशाह झफ- 
गानिस्तानका अमीर (१६२८- 
३४ ई०)। 

» लोर्ड इवितकी घोषणा (३१ 
अक्तूबर) कि भारतकी संवे- 
धानिक प्रगतिका अन्तिम लक्ष्य 
आऔपनिवेशिक राज्यकी स्थापना 
है-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके 
लाहौर अधिवेशनमें पूर्ण स्वाधी- 
नताके प्रस्तावको पारित किया 
जाना (दिसम्बर) । है 

» ६ अ्रप्रैलको सविनय waar 
आनन्‍्दोलनका श्रीगणेश-साइमल 
कमीशनकी रिपोर्ट-बर्मामें विद्रोह 
aia मेज सम्मेलनका प्रथम 
अधिवेशन (नवम्बर-जनवरी) | 

» इविन-गांधी समझौता (५ मार्च) 


69५ 


महत्वपूर्ण तषियाँ [| /।.... .ऑ तिथियाँ 


५२५ 





-भारतमें जनगणना-गोल मेज 
सम्मेलनका दूसरा -अधिवेशन, 
जिसमें गांधीजीने भी भाग 
लिया ( सितम्बर-दिसम्बर )- 
वाइसराय. लार्ड विलिगडनत 
(१६३१-३६ ई०) | 


१६३२ ईसवी-गांधीजीको कारावास (जनवरी)- 


१६३३ 


१६३४ 


१६३५ 


१६३६ 


१६३७ 


१६३६ 


” 


कांग्रेस गैरकानूनी घोषित-कठोर 
दमनचक्र-साम्प्रदायिक पंच 
निर्णयं-गांधी जीका अनशन-पूना 
समझौता-देहरादूनमें. भारतीय 
मिलिटरी श्रकादमीकी स्थापना | 
प्रस्तावित शासन सुधारोंपर 
श्वेतपत्न प्रकाशित-संयुक्त प्रवर 
समिति । 

सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित- 
बिहांर भूकम्प-फैक्टरी .श्रधि- 
नियम-भा रतीय नौसेताका गठत- 
श्रफगानिस्तानके अमीर नादिर 
शाहकी हत्या भौर जहीर शाह- 
का सिंहासनारोहण । 

गवर्नमेण्ट श्राफ इण्डिया अधि- 
तियम १६३५ | 

ware जाज पंचमकी मृत्यु-एड- 
वर्ड अ्रष्टमका सिंहासनारोहण 
और घिहासन-त्याग-लार्ड 
लिनलिथगो वाइसराय (१६३६)। 
प्रानन्‍्तीय. स्वशासनका उद्घाटन 
(१ श्रप्रैल)-अन्तरिम मंत्रि 
मंडल-वाइसरायका वक्तव्य 
(जून)-छः प्रान्‍्तोंमें कांग्रेस 
मंत्रिमंडलका गठन-संघीय नया पा- 
लयका निर्माण-लार्ड लिनलिथगो 
बाइसराय भर गवनेर-जनरल 
(१६३७-४२) । 

द्वितीय विश्वयुद्ध (३ सितम्बर)- 
वाइसरायकी भारतीय नेताप्रोंसे 
मंत्रणा-कांग्रेस द्वारा युद्धके 
उद्देश्योंके तुरन्त स्पष्टीकरण- 
की माँग-वाइसरायकी घोषणा 
(१७ भ्रक्तुबर) कि युद्धोपरान्त 


संवधानिक विकासका लक्ष्य औप- 
निवेशिक स्वराज्यकी स्थापना 
है--प्रान्तीय कांग्रेस मंत्रिमण्डलों- 
का त्यागपत्र | 


१६४० ईसबी-मुस्लिमलीग द्वारा पाकिस्तानकीं 


१६४१ 


१६४२ 


१६४३ 


१६४४ 


१६४५ 


१६४६ 


9 


” 


” 


माँग-फ्रांसका पतन । 

जापान द्वारा युद्धकी घोषणा- 
सुभाषबोस नजरबंदीसे भागकर 
स्थल मार्गसे जमंनी पहुँचे । 
बर्मामें अंग्रेजोंका श्रात्म-समर्पण 
AIT अपने पीछे ६०,००० AIT 
तीय सैनिकोंको छोड़कर वहाँसे 
भाग झाना-जापान द्वारा विजगा- 
पट्टमपर बम वर्षा (अप्रैल)- 
fea मिशन-भारत छोड़ो! 
आन्दोलनका.प्रारम्भ-सविनय 
अवज्ञा. झ्रान्दोलन-देश-व्यापी 
उपद्रव और दमन चक्र-बंगालका 
दुर्भिक्ष-कांग्रेसी नेताओरोंकी गिर- 
gael | 

बंगालका दुर्भिक्ष-गव्ने र-जनरल 
arg वावेल (१६४३-४७) | 
झासामपर जापानी श्राकमण- 
sine हिन्द फौज-मणिपुरमें 
कोहिमाके निक्रट जापानी फौजों 
और aise हिन्द फौजोंका पीछे 
खदेड़ा जाना । 

जापानका श्रात्मसमर्पण-भारतमें 
arm चुनाव-उत्त री-पश्चिमी 
सीमा staat छोड़कर सभी 
प्रांतोंमें श्रधिकांश मुस्लिम सीटों - 
पर मुस्लिमलीगका प्रधिकार, 
जबकि कांग्रेसका सभी प्रान्तों 
aie tat ग्रधिकांश जनरल 
सीटोंपर भ्रधिकार । 

भारतीय नौसेनाका विद्रोह (१८ 
फरवरी )-कैबिनेट मिशन भारत- 
में-मुस्लिमलीग द्वारा प्रत्यक्ष 
कार्यवाही दिवस मनाया गया 
(१६ अगस्त)-कलकत्तामें भयानक 
साम्प्रदायिक दंगे-ढाका में साम्प्र- 


९७७ 


५२६ 


भारतोय इतिहास फोश 





दायिक दंगे (२० भ्रगस्त )-अन्त- 
रिम सरकारका गठन (२सितम्बर)- 
नोझाखाली और टिपरामें साम्प्र- 
दायिक देंगे (१४ अक्तूबर)- 
बिहारमें साम्प्रदायिक दंगे (२५ 
अक्तूबर )-मुस्लिमलीगका भ्रन्त- 
for सरकारमें शामिल होता 
(२६ श्रक्तूबर)-संविधान सभाका 
प्रथम भ्रधिवेशन (६ सितम्बर)। 


१६४७ ईसवी-लाडं माउण्टबैटन गवर्न र-जनरल- 


१६४८ 


१६४६ 


१६५० 


” 


” 


” 


पंजाबमें साम्प्रदायिक दंगे- 
माउण्टबैंटन द्वारा भारत और 
पाकिस्तानके रूपमें देशके विभा- 
जनके श्राधारपर स्त्रतंत्रताकी 
घोषणा (३ जूत)-भारतीय 
स्वतंत्रता अधिनियम (१५ 
अगस्त)-पाकिस्तानका जन्म- 
पाकिस्तानका कश्मीरपर ATA 
मण-कश्मी रका भारतीय seat 
सम्मिलित होना (श्रक्तूबर)- 
भारतीय हस्तक्षेप । 

महात्मा गांधीकी . हत्या 
(३० जनवरी)-राजगोपालाचारी 
भारतके प्रथम गवर्नर-जनरल 
(२१ जूत)-भारत द्वारा कश्मीर 
विवाद संयुक्त राष्ट्रसंघमें प्रस्तुत 
(जुलाई)- जिन्‍्नाकी मृत्यु (११ 
सितम्बर)-हैदराबादमें. पुलिस 
काररवाई-हैदराबादका भारतीय 
गणतंत्रमें विलयन | 

भारतीय संविधान अ्रधिनियम 
पारित । 

भारतमें लोकतांतिक गणराज्यकी 
घोषणा (२६ जनवरी )-डॉ० 
राजेन्र प्रसाद राष्ट्रपति 
निर्कचित झौर पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू प्रधान-मंत्री 
नियुक्त-चीनके साथ कूंटनीतिक 
सम्बन्धोंकी._ स्थापना-भारत 
संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद्का दो 
वर्षके लिए सदस्य निर्वाचित- 


देशी रियासतोंके विलयनका art 
पूर्ण । 


१६५१ ईसवी-चन्द्रनग रके समपंणकी संधि- 


1१६५४ 


१६५५ 


१६५६ 


१९५७ 


१६५८ 


१६५६ 


” 


” 


२०६६ करोड़ To की प्रथम 
पंचवर्षीय योजना-जनगणना | 
वयस्क मताधिकारके भश्राधारपर 
प्रथम AA चुनाव । 

भाषाई झ्राधारपर आंध्र राज्यका 
गठन-पुतंगालमें भारतीय दुता- 
वासका बन्द होना । 

पंचशील समझौतेपर हस्ताक्ष र- 
चाऊ-इन-लाईकी भारत- 
यात्रा (जून)-पं० जवाहरलाल 
नेहरूकी चीन-यात्रा (अक्तूबर) । 
बांदुंग सम्मेलन-नेहरूकी रूस- 
यात्रा (जून)-खुश्वेव और बुल्गा- 
निनकी भारत-यात्रा (नवम्बर) । 
डंघ००० करोड़ रुपयेकी द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना-रांज्य पुनगंठन 
अधिनियम-मिस्रसे विदेशी 
सेनाप्रोंको हटानेकी माँग HAT 
भारत भी बर्मा, श्रीलंका और 
इण्डोनेशियाके साथ सम्मिलित- 
फ्रांस द्वारा पांडिचेरी, करिकल, 
माहे ae युन्तानके समर्पणके लिए 
संधिपर हस्ताक्षर । 

दूसरा आम चुनाव-केरलकों 
छोड़कर सभी राज्योंमें कांग्रेसका 
बहुमत-दशमलव॒ प्रणाछीके 
सिक्‍कोंका प्रचलन (१ ate) 
केरलमें कम्युनिस्टोंके नेतृत्वमें 
मंत्रिमंडल । 

कश्मीरपर ग्राहमकी रिपोर्ट- 
आयल इण्डिया लिमिटेड atx 
इंडियन रिक्रायनरीज लिमिटेडका 
गठन-भारतमें प्रथम आणविक 
रिएक्टर चालू । 

चीनी श्राक्रमणके फलस्वरूप दलाई 
लामा और १४००० तिब्बती 
शरणाथियोंका भारतमें श्रागमन 
-चीनियों द्वारा aig ah 


5४५ 


महत्त्वपूर्ण तिश्रियाँ 


५२७ 





लद्गाखमें तैनात १३ भारतीय 
सैनिकोंकी हंत्या-केरलका कम्यु- 
face मंत्रिमण्डल बर्खास्त । 


१६६० ईसवी-पं० नेहरूकी पाकिस्तान यात्रा- 


१६६१ 


१६६२ 


के 


सिन्धु-जल संधिपर हस्ताक्षर- 
भारत और सोवियत sat 
राष्ट्राध्यक्षों द्वारा एक दूसरेके 
देशकी यात्रा-बम्बई राज्यका 
महाराष्ट्र और गुजरातमें 
विभाजन-केन्द्रीय शासनके चार 
लाख कर्मचारियोंकी निष्फल 
हड़ताल | 

जनगणना जिसमें जम्मू और 
कश्मीरको भी सर्वप्रथम सम्मि- 
लित किया गया-भारतकी जन- 
संख्या ४३.६ करोड़-तृतीय 
पंचवर्षीय योजना-दहेज निवारक 
अधिनियम-भारतीय सेना द्वारा 
१७ दिसम्बरकी श्रध॑रात्रिको 
गोवाको मुक्ति प्रदान करना । 
तृतीय आराम चुनाव-केन्द्रमें और 
प्रत्येक राज्यमें कांग्रेसका बहुमत 
-नागालंडको आसामसे पृथक्‌ 
कर पृथक्‌ राज्य निमित-गोवा 
केन्द्र-शासित प्रदेश-बाट, माप, 
झौर तौलमें दाशमिक प्रणाली- 
का प्रचलन-नूनमाटी (ATA) 


तेलशोधक कारखानेका उदूघा- 
टन-चीन द्वारा भारतकी उत्तरी 
और उत्तर-पूर्वी सीमापर 
आक्रमण, जिसका अन्त चीन द्वारा 
आरोपित एकपक्षीय ag 
विरामसे gat | 


१६६३ ईसवी-हवाई जहाजोंके निर्माणके लिए 


१६६४ 


ऐरोनाटिक्स इण्डिया लिमिटेड- 
की स्थापना-कोलम्बो प्रस्ताव 
भारत द्वारा स्वीकृत, किन्तु चीन 
द्वारा अ्स्वीकृत-काम राज योजना 
और केन्द्रीय मंत्रिमण्डलका 
पुनर्गठन-संसद द्वारा १६६४५ के 
बाद भी अंग्रेजीको राजभाषाके 
रूपमें प्रयोगका ATRIA | 

पूर्वी पाकिस्तानमें साम्प्रदायिक 
ais फलस्वरूप कलकत्ता, 
जमशेदपुर भर राउरकेलामें 
साम्प्रदायिक. दंगे-गृह-मंत्री 
गुलजारीलाल नन्दाका भ्रष्टाचार- 
विरोधी झ्रभियान-शेख अब्दुल्ला- 
की रिहाई-महालनबीस समिति- 
की feet afar शक्तिके 
केन्द्रीयकरण के विरुद्ध चेतावनी- 
Re मईको पं० जवाहरलाल 
नेहरूका स्वर्गवास>लालबहादुर 
शास्त्री प्रधान-मंत्री नियुक्त । 





कोशा सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रकाशन 
पुस्तक का नाम लेखक का नाम 
हलायुध कोश सम्पा० जयशंकर जोशी 
वृहत्‌ मुहावरा कोश भाग-१ सम्पा. प्रतिभा अग्रवाल 
वृहत्‌ मुहावरा कोश भाग-२ सम्पा. प्रतिभा अग्रवाल 
वृहत्‌ मुहावरां कोश भाग-३ सम्पा. प्रतिभा अग्रवाल 
साहित्यिक ब्रजभाषा कोश भाग-१ सम्पा० So विद्यानिवास मिश्र 
हिन्दू धर्मकोश डॉ. राजबली पाण्डेय 
Gat सागर संक० रमाशंकर गुप्त 
भारतीय इतिहास कोश अनु. सच्चिदानन्द भट्टाचार्य 
अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश कमला शुक्ला 
अवधी कोश . प्र०सम्प० प्रो० सरयू प्रसाद अग्रवाल 


सम्पर्क सूत्र 
निदेशक _ 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन 
६, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - २२६००१ 





ISBN : 978-93-82175-15-5 qt < Wo=00 


